अनुक्रम 


आष्यकार का निवेदन & 
प्रथम अध्याय 
अ्रथम: पाद: २३ 
द्वितीय: पाद: न] 
तुतीयः पाव: श्श्ड 
चतुर्थ: पाद: १५६ 
द्वितीय अध्याय 
प्रथम: पाद: श्६७ 
द्वितीय: पाद: रेड 
तृतीय: पाद: २६० 
चतुर्थ: पाद: शे१३ 
तुतीय अध्याय 
प्रथमः पाद: ३५६ 
द्वितीय: पाद: ३६० 
तृतीय: पाद: ४३४ 
चतुर्थ: पाद: डघ६ 
पञुचम: पादः भ्२५ 
बष्ठः पाद: भ्र्ज्प 
सप्तम: पाद: ध्श्रे 
अष्टम: पादः ६६३ 
| 


आचार्य उदयवीरज्षास्त्री मीमांसा-दर्शन के तीन अध्यायों का ही भाष्य 
कर पाये | इसे पूरा करने के उद्देशय से स्वामी जगदीश्वरानन्द 
सरस्वती कृत 'घड्दक्षंनम्‌' से मोमांसा-दर्शन के झेष अध्यायों के सूत्र 
तथा हिन्दी अनुवाद इसमें सम्मिलित कर दिये हैं। 


भाष्यकार का निवेदन 


न्याय, वेशेषिक, सांख्य, योग, वेदान्त, इन पाँच दर्शनों के भाष्य तथा सांख्य- 
दर्शन का इतिहास एवं वेदान्तदर्शन का इतिहास और सांख्यसिद्धान्त, इन ग्रन्थों 
के प्रकाशित हो जाने पर मीमांसादर्शन का भाष्य लिखने का अवसर आया। 
मीमांसादअन का कलेवर अन्य पाँच दर्शनों के मिश्रित कलेवर से भी ड्योढ़ा है। 
मेरा अनुमान था कि परिश्रमपूर्वक लिखते हुए और ऐसे कार्यों में जो अनेक प्रकार 
की विध्न-बाधायें आती' रहती हैं उनको लाँघते हुए इस दर्शन का भाष्य लगभग 
आठन-नी वर्ष ले लेगा। भविष्यत्‌ का किसी को पता नहीं, फिर भी इस लम्बे और 
दुरूह कार्य को करने के लिए तत्पर हो गया। 

प्रमु का ध्यान करते हुए एवं गुरुचरणों के आशीर्वाद की भावना से प्रेरित 
होकर दिनांक १४/२/१६५० को यह कार प्रारम्भ कर दिया | लगभग साढ़े पाँच 
वर्ष में जब-जब अन्य कार्यो से समय मिलता रहा, इसके लिखने में लगाता रहा। 
इतने समय में तीन अध्याय पूरे लिखे जा सके, जिनमें कुल मिलाकर १६ पाद हैं 

मीमांसा के कलेबर के अतिरिकत मेरे सामने बड़ी समस्या यज्ञ में आमिष के 
प्रयोग की रही है । जिन पशुओं के आमिष का प्रयोग यज्ञों में बताया जाता है, वे 
हैं अज, मेष और वशा । इनको हिन्दी में बकरा, मेढ़ा और गाय कहते हैं। जिस 
वातावरण में रहते हुए मैंने शिक्षा प्राप्त की, वहाँ यज्ञों में आमिष के प्रयोग को 
अतिनिन्दित कार्य माना जाता हैं। मेरे लिए यज्ञ में आमिष के प्रयोग की समस्या 
का समाधान अत्यन्त दुरूह था। 

ईसवी सन्‌ १६८४ में पानीपत आर्यसमाज का शताब्दी-समारोह आयो- 
जित हुआ था | उसमें बेदिक श्रौत कर्मों के विशेषज्ञ विद्वान्‌ महाराष्ट्र प्रदेश से 
आमन्त्रित किये गये थे । मुझे भी उत समारोह में उपस्थित होने का सुअवसर प्राप्त 
हुआ । महाराष्ट्र के ये विशेषज्ञ कर्मकाण्डी विद्वान्‌ युधिष्ठिर मीमांसक की प्रेरणा 
से बुलाये गये थे । शताब्दी के अवसर पर मीमांसक जी के सम्पर्क में उन विद्वानों 
के प्रमुख महानुभाव के साथ चर्चा करने का मुक्े अवसर मिला। बातचीत के सिल- 
सिले में उन महानुभाव से ज्ञात हुआ कि यज्ञ में आमिष का जो प्रयोग किया 
जाता है, उसको मात्रा तीन-चार माशा या अधिक-से-अधिक छ: माशा होती है । 


१० 


आहुति देते समय आमिष से आठ गुना घृत ख्रूवा में रखा जाता है । यह ज्ञात 
होने पर मेरी अच्तरात्मा में अचानक यह भावना जाग्रत हुई कि यदि इतना ही 
आमिष यज्ञ के लिए उपयोगी है तो इतने आमिष के लिए पशु को मारा क्यों जाता 
है ? क्योंकि इतना आमिष तो पशु को बिना मारे हो उससे प्राप्त किया जा 
सकता है । उन विद्वान्‌ महोदय से तो मैंने उस समय कुछ नहीं कहा, पर मेरा 
विचार इस ओर को दृढ़ होता गया कि आमिष-आहार के प्रति उत्सुकता व 
लालसा की पूर्ति के लिए याज्ञिकों ने यज्ञ में आमिय की आहुति देने को निमित्त 
बना लिया । वैदिक अनुष्ठानों के प्रति सर्वसाघारण जतता में बड़ी उच्च भावना 
रही है। उन अनुष्ठानों को सम्पन्न करानेवाले याज्िकों के प्रति भी जनता का 
ऊँचा जादरभाव रहा है। याज्षिकों ने अपनी स्वार्थधृति के लिए शास्त्रीय सन्दर्भो 
में ऐसे पदों का सम्मिश्रण किया और अनेक पदों के सनमाने अर्थ किये। यज्ञ के 
नाम पर की गई हिंसो को अहिसा बताया। 

इन तीत अध्यायों में यज्ञ में आमिष के प्रयोग की चर्चा सर्वप्रथम तृतीय 
अध्याय के छठे पाद के २७वें सूत्र से प्रारम्भ की गई है। यह उस पाद का सातवाँ 
अधिकरण है। सूत्रों की व्याख्या जो सूत्र-पदों और प्रसंग के अनुसार समक में आई 
है, वह वहाँ लिख दी गई है। पहले व्यास्याकारों ने जिस प्रकार व्याख्या की है 
उसका विवेचन यहाँ प्रस्तुत है । 

व्यास्यात अधिक रण में आचार्यों ने स्पष्ट आमिष का प्रयोग यज्ञ में निर्दिष्ट 
किया है । इसको 'पद्षुयाग' कहा गया है। प्रारम्भिक काल सें पशुयाग का स्वरूप 
क्या रहा होगा, यह तो आज ज्ञात नहीं है, पर आज भी समस्त देशव्यापी कुछ 
संकेत ऐसे उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर प्रारम्भिक काल के पशुयाग के 
वास्तविक स्वरूप की भाँकी सुकाये जाने में सहयोग मिल सकता है। 

ज्ञास्त्रीय पद्धति के अनुसार 'दर्श' याग अमावास्या के दिन अनुष्ठित किया 
जाता है। उसी के अस्तगैत “पदुयाग' हैं। समस्त भारत में पशचुसम्बन्धी एक प्रधा 
है--कृषि तथा कृषि-सम्बन्धी अन्य कार्यों में जिन पशुओं का उपयोग किया जाता 
है, उनको प्रतिमास अमावास्था के दिन पूर्ण विश्वाम दिया जाता है। इतना ही 
नहीं कि उस दिन उनसे कोई काम नहीं लिया जाता, प्रत्युत ऋतु के अनुसार उन्हें 
स्तान कराया जाता है, प्रत्येक अंग को मलकर पानी से धूल, गोबर आदि को 
धोकर साफ किया जाता है । सींगों व खूरों को तेल से चुपड़ दिया जाता है । माथे, 
पाश्व॑ भाग व पुट्ठों को रंग से चित्रित किया जाता है। कततिपय श्रान्तों में ग्राम की 
आबादी के अनुसार एक या अनेक समूहों में पशुओं का सम्मिलित जुलूस निकाला 
जाता या प्रदर्शन किया जाता है। 

ये सब कार्य सर्वत्र एक-समान किये जाते हों, ऐसा तो नहीं है। कहीं सब व 
कहीं कुछ कम रहते हैं, पर पूर्ण विश्राम स्वेत्र समान है । आज यान्त्रिक काल में 


११ 


यन्त्रों द्वारा कृषि किये जाने से इस प्रथा में कुछ ढील दिखाई देने लगी है, फिर भी 
कृषिजीव परिवार में यदि बैल हैं, तो इस प्रथा का आंशिक पालन अवश्य किया 
जाता है। 

यह विशेष ध्यान देने की बात है कि समस्त भारत में एक ही दिन अमावास्या 
इस काये के लिए क्‍यों निर्धारित है ? क्या अमावास्या के दिन अनुष्ठित होनेवाले 
“दर्श! याग के साथ तो इसका सम्बन्ध नहीं है ? शास्त्रीय पद्धति के अनुसार जिसके 
अन्तर्गत पशुयाग का किया जाना सदा मान्य रहा है। कदाचित्‌ कहा जा सकता 
है कि अमावास्या मास का अन्तिम दिन होने के कारण कृषिसम्बन्धी पशुओं को 
विश्वाम के लिए निर्धारित किया गया हो । पर यह ऐकान्तिक हेतु संगत प्रतीत नहीं 
होता क्योंकि उत्तर भारत में पूर्णमासी के दिन महीना पूरा माना जाता है, और 
उसी के आधार पर महीतों की गणना होती है। पर ज्योति:शास्त्र के अनुसार मास 
कौ पूत्ति अमावास्या के दिन ही सर्वत्र मान्य है जो प्राकृतिक स्थिति के सर्वथा अनु- 
कूल है। चन्द्र का एक कलासे बढ़ना प्रारम्भ होना, पन्द्रह दिन में पूरा बढ़कर फिर 
एक-एक कला घटकर पन्द्रह दिन में फिर वहीं आ जाला, यह अमावास्या के दिन 
महीना पूरा होना है; और 'दशे” याग के साथ उसका अदूट सम्बन्ध है। समस्त 
भारत में अमावास्था के दिन समात रूपसे कृषिसम्बन्धी पश्चुओं के पूर्ण विश्राम की 
अज्ञात काल से प्रचलित निरन्तर परम्परा किसी भी विचारक को एस तथ्य की 
ओर आऊक्ृष्ट होने के लिए बाध्य करती है कि इसका सम्बन्ध प्राचीनकालिक पशु- 
याग से रहना सम्भव है । 

उस समय पशुयाग का स्वरूप क्या रहा होगा ? आइये, उसे समभने का प्रयास 
किया जाय । मीमांसाझास्त्र में यज्ञिय पशुओं को तीन भागों में बाँटा गया है-- 
१. अग्तीषोमीय; २. सवनीय; ३. अनुबन्ध्य । इनके विषय में यथाक्रम विचार 
करना आवश्यक है । 

१. अग्नीषोमोय-- अग्नि और सोम दो देवताओंवाला पश्चु॥ पहले समझता 
है, अग्ति और प्तोम देवता क्‍या हैं ? शास्त्रों में देवताओं के विवेचन की लम्बी 
चर्चा उपलब्ध है, पर प्रस्तुत प्रसंग में सारभूत जो समझा है, बह इस प्रकार है--- 
अग्नि चुलोकस्थित सूर्य और भूमि के अन्तगंत विद्यमान ऊप्मा का प्रतीक है। 
सोम अन्तरिक्ष में विद्यमान चन्द्रमा और भूमिगत जल तथा ऋतु-अनुसार बरसने 
वाले जलों का प्रतीक है । ये देवता समस्त ओषधि-बनस्पति के प्राण हैं, इन्हीं के 
आधार पर ये उत्पन्न होतीं, पनपती और फूलती-फलती हैं। इनको साथ लेकर 
ये देवता क़मि-कीट से लेकर विशाल प्राणियों तक सबके जीवनाधार हूँ । 

ओषश्नि-वर्ग में वे पौधे आते हैं, जो प्रतिवर्ष अंकुरित होते, फूलते-फलते और 
नष्ट हो जाते हैं। जंगलों में पैदा 'होनेवाली जड़ी-बूटियाँ और मानव द्वारा खेतों 
में बोकर तैयार किये जाने वाले समस्त अन्न ओपश्रि-बर्ग में आते हैँ । जो एक बार 


(१ 


अंवुर्ति हौकर पनपते, बढ़ते और वर्षों तक फूलते-फलते रहते हैं, वे वनस्पति-बर्ग 
मैं आते हैं। इन सबको अविरत बनाये रखने का आधार अग्नि और सोम देवता 
हैं। 
इन देवताओं से सम्बद्ध यज्ञ निरन्तर अनादि काल से चल रहा है, आगे भी 
इराका कहीं अन्त नहीं है। अधिन्त्य शक्ति प्रभु ने इस प्राकृत जगत्‌ की रचना यज्ञ- 
रूप में की है। मानव का इसमें कहाँ स्थान है ? इसके लिए गीता (३॥१०-१ २) 
के निम्न इलोक देखिये--- 
सहयज्ञा: प्रजा: सुष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति: । 
अनेन प्रसविध्यध्क्मेष. वो5स्त्विष्टकामघुक्‌ ॥ 
वेवान्भाववतस्नेन ते देवा भावयन्तु व:। 
परस्परं. भसावयन्तः. श्रेयः परमवाप्स्थथ ॥ 
इृष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्थन्ते यज्ञभाविता:। 
तैदंत्तानप्रदायैन्यों यो भुड़क्ते स्तेत एवं सः॥ 
प्रजापति ने आदिकाल में यज्ञों के साथ प्रजाओं की रचना करके कहा, इस 
यज्ञ के द्वाया उत्पन्न करो सब जीवन-साघनों को; यह यज्ञ तुम्हारी अभिलषित 
कामनाओं को सदा पूरा करनेवाला होवे ॥१०॥ 
इस यज्ञ से देवों का सत्कार करो; वे सत्कृत देव जीवन-साधन देकर तुम्हारा 
सत्कार करें । इस प्रकार एक-दूसरे से सम्बद्ध रहते हुए परम कल्याण को प्राप्त 
करो ॥११॥ 
यज्ञ से संस्क्रत देव तुम्हें तुम्हारे अभिलषित भोगों को प्रदान करेंगे । उन 
देवों को कुछ भी न देकर जो उनके दिये भोगों का उपभोग करता है, निश्चित ही 
वह चोर है ॥१२॥ 
हमें चोर न बतने के लिए यह समता है कि प्रजापति के द्वारा रचना किया 
गया यज्ञ क्या है ? यह निश्चित है, जो खाद्य अन्न जाज हम प्रयोग में लाते हैं, 
आदिकाल से ही वह ऐसा रहा हो, यह बात नहीं है। प्राकृत व्यवस्थाओं के 
अनुसार जंगली रूप में इन अन्‍्नों का प्रादुर्भाव हुआ, इनके प्रादुर्भाव में अश्नि 
और सोम देवता का पूरा सहयोग रहता है। यह प्रजापति द्वारा रचा गया यज्ञ 
है। मातव ने जब सर्वप्रथम आँखें खोलीं, और स्वभावत: क्षुबरा-तृषा आदि से 
संतप्त हुआ, उसने क्षुधा आदि की निबृत्ति के लिए उपाय ढूँढ निकाला | ओषधियों 
और वनस्पतियों के फलों की परीक्षा कर झत-सहस्र वाधिक यज्ञों से उन्हें जीवनो- 
पयोगी उत्तम खाद्यों के रूप में तैयार किया । सैकड़ों, सहस्नों वर्षो तक कृषि हारा 
परीक्षण व अनुसन्धान करते हुए उन्हें वर्तमान स्थिति तक पहुँचाया। यह प्रजा 
(मानव) द्वारा किया जानेवाला यज्ञ है। अधिक समय तक चलनेवाले अनुष्ठानों 
का नाम मीमांसा में 'सत्र' कहा गया है। मीमांसा में जो झत व सहस्त वर्षों के 


शै३े 


त्रों का उल्लेख हुआ है, वे यही मानवो द्वारा किये गये यज्ञ हैं। देवों और प्रजा- 
तों की यज्ञ-सम्बन्धी पारस्परिक भावनाओं से सुपरिपुष्ट कल्याणमय संसार 
बाघ चल रहा है। 
मानव-जीवन के सर्वप्रथम आवश्यक वस्तु अन्न-वस्त्र हैं । इनमें अन्न का पहला 
ैर वस्त्र का दूसरा स्थान है। यह निविवाद है, अन्न कृषि द्वारा तैयार किया 
ता है। भारत देश अपने आदिकाल से क्ृषिप्रधान रहा है । वेद का उद्घोष है-- 
कक्षेर्मा दीव्यः कृषिनित्कृषस्व' (ऋ १०।३४।१३)--जुआ मत खैलो, कृषि का 
। आश्रय लो । इसका तात्पयं व मुख्य उ हेश्य यह है कि आलसी बनकर श्रमहीन 
पायों से धव की आकांक्षा मत करो, कृषि आदि श्रमसाध्य उपायों का सदा 
गश्रय लो, और धन-सम्पदाओं में रमण करो (“वित्ते रमस्व बहु मन्यसानः, 
हृ० १०३४ १३) । 
इस सब विवेचन से हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि प्राचीन भारत में हे 
हाँ के मूल निवासी आर्यो ने कृषि को जीवनोपयोगी सर्वोत्तम साधन माना । गत 
क्तियों से यह स्पष्ट हो जाता है, अग्नि और सोम कृषि के देवता हैं। बीज भूमि 
र पड़कर जल और ऊष्मा (सोम--अग्नि) के सहयोग से अंकुरित होकर भूमि 
# ऊपर को सिर निकालता है। आगे इन्हीं देवों के सहयोग से पनपता, फूलता- 
कलता अन्न में एक जीवनोपयोगी अनुपम सम्पदा को प्रस्तुत कर देता है। 
अब विचारना यह है कि इन देवताओं का पशु कौन-सा है जो इस सम्पदा 
को उभारने में प्रधान सहयोगी है ? यह किसी से छिपा नहीं, सवेविदित वह पद्नु 
बैल है। बैल गाय से पैदा होता है, इसीलिए गाय को भारतीय संस्कृति में सर्व- 
श्रेष्ठ पूज्य पशु माना गया है। इसकी श्रेष्ठता व पृज्यता में जहाँ उसके दूध का 
स्थान है, उससे पहले उसके बछड़ों का स्थान है । वह कृषि-जीवन में रीढ़ की 
हड्डी की तरह है। गीता के अनुसार इन यज्ञों का अनुष्ठान परम कल्याण को प्राप्त 
कराता है। इसीके अनुसार क्ृषि-यज्ञ के आधार बल को कदाचित्‌ पौराणिक 
कल्पना में शिव (कल्याण) की सवारी बताया है। सवारी आधार और सवार 
आधेय होता है। तात्पयें हुआ--सामाजिक कल्याण बैल पर आश्रित है। 
मीमांसा के प्रस्तुत अधिकरण (७) में यह विचार किया गया है कि जो पशु- 
धर्मं सुने जाते हैं, वे कौन-से पशु के लिए कहे गये हैं ? क्या वे किसी एक अग्नी- 
घोमीय आदि पशु के लिए कहे हैं ? या किन्‍्हीं दो के लिए ? (अग्नीषोमीय 
और सवनीय ) , अथवा सबके लिए (पहले दोनों में अनुबन्ध्य को मिलाकर) ? 
निर्णय यह दिया गया है किवे पश्ु-धर्म केवल अग्नीषोमीय पशु के लिए कहे 
गये हैं । 
पशुधरम से तात्पय है, यज्ञिय पशु के सम्बन्ध में यज्ञ के अवसर पर कतंव्य- 
कर्म । वे तिम्न रूप में कहे गये हैं--उपाकरण, उपानयन, श्लक्ष्णया बन्ध, यूप- 


ड़ 


नियोजन, संज्ञपन, विशसन आदि । इनके अर्थ निम्त प्रकार किये जाते हैं--- 

उपाकरण--मन्‍्त्रोच्चारणपूर्वक हाथ से अथवा कुझाओं से पशु का स्पर्श 
करना 'उपाकरण' कहाता है। एक स्थान से अन्यत्र ले-जाते समय प्राय: प्रत्येक 
ले-जानेवाला व्यक्ति पशु के पीठ, पादव, पुट्ठे, माथे या सिर आदि पर हाथ 
फेरता है। मानों उसे प्यार देता हुआ अगले कार्य के लिए प्रेरित करता है, इस 
साधारण लौकिक व्यवहार का वैदिक रूप उपाकरण है। 

उपात्तयन--पशुशाला से यज्ञमण्डप की ओर पक का लाया जाना “'उपा- 
नयन' है। 

इलक्ष्णया बन्ध---चिकनी मुलायम रस्सी से पशु के अगले दाहिने पैर, सींग 
या सींगों अथवा गद॑न में पशु को बाँधना। यह कार्य पशुक्षाला से चलते समय 
अथवा यज्ञमण्डप पहुंचकर किया जाता है । 

गूपनिबन्धन--यज्ञमण्डप के समीप पश्षु को बाँधने के लिए स्थापित किये 
गये यूप (खूँटा) में पशु को बाँधना 'यूप निबन्धन' है। 

पशु-सम्बन्धी ये कार्य लोक-वेद में समान हैं; एक स्थान से दूसरे पर ले-जाने 
के लिए ये क्रिया साधारण हैं। यहाँ प्रइन है, यज्ञमण्डप में पल क्‍यों ले-जाये जाते 
थे? आज के पशुमेलों की तरह तो इन्हें तहीं कहा जा सकता | आज के पश्ुमेले 
केवल पशुओं की बिक्री के लिए जुड़ते हैं। परन्तु उस समय के पशुयागों के प्रसंग 
में उसकी बिक्री का कोई संकेत नहीं मिलता । सुना जाता हैं, कभी और कहीं 
सरकार की ओर से ऐसा आयोजन होता है, जहाँ पशुओं के स्वास्थ्य, के आधार 
पर उनमें प्रतियोगिता रकक्‍्त्री जाती है और सुस्दर-सुपुष्ट पशुओं को पुरस्कृत 
किया जाता है। ऐसे आयोजतों को पश्ु-सम्बन्धी याग ही समभना चाहिए। 

उस अति प्राचीन काल में जब समस्त समाज का जीवन-आघार मुख्य रूप से 
केबल कृषि-उद्योग था, उस समय पशु-सम्पदा की सुपुष्टि और सुरक्षा के लिए 
ऐसे आधोजनों का होना अधिक सम्भव है ! ज्योतिष्टोम या सोभयाग आदि ऐसे 
ही आयोजनों के साथ इसे रक्खा जाता होगा, क्योंकि उन आयोजनों में समाज के 
सशक्त संचालक व्यक्ति भाग तेते थे, और सर्वशाधारण के लिए उन आयोजनों 
का द्वार खुला रहता था। आज समस्त भारत में अमावास्या के दिन कृषि-सम्बन्धी 
पद्षुओं को पूर्ण विश्वाम देना, उन्हें नहलाना, धुलाता, सजाना उसी तरह के पशु- 
याग का संकेत देता है। उसीका यह खण्डरात समभझमा चाहिए। इसे तात्कालिक 
पशुयाग की रूप-रेखा का कुछ अनुमान किया जा सकता है। 

अभी तक की चर्चा से यह जाना कि अग्नीपोमीय पश्ु बल है, उपाकरण 


१. “उपाकरणम्‌, उपानयनम्‌, इलक्षणया वच्धः थूपें तियोजनम्‌, संज्षपनम्‌, 
विशसनमित्येवमादय: -शाबरभाष्य | 


१५ 


आदि धर्म उसीके विषय में बताये गये हैं। इससे यह युक्त प्रतीत होता है कि कृषि- 
जीवी समाज का यह प्रिय एवं प्रधान पशु था। क्‍या यज्ञमण्डप में ऐसे पशु को 
मारने के लिए लाया जाता था ? यह कदापि सम्भव नहीं है। अगली पंक्तियों से 
स्पष्ट होगा कि अन्य पशु-धर्मों का स्वरूप उस समय क्‍या रहा होगा। आज के 
भारतीय कृषिजीबी परिवार के--अमावास्या के दिन पशु-सम्बन्धी व्यवहार से 
जाना जाता है कि उस काल का कृषिजीवी परिवार अपने पशुओं को नहला- 
घुलाकर, सजाकर उस अवसर पर लाता था, उसमें प्रथम स्थान बैल का, दूसरा 
स्थान भेड़, बकरी आदि का, अन्तिम स्थान अन्य पशुओं का रहता था, जो केवल 
दूध देते, तथा बछड़े, बछिया व पठोरे जानवर। इनका विवरण मीमांसाशास्त्र के 
आधार पर अगली पंक्तियों में दिया गया है । वहाँ लाये गये सुपुष्ट-स्वस्थ पशुओं 
को पुरस्कृत किया जाता, व प्रश्वंसा एवं सत्कारपुर्वक विदा कर दिया जाता 
था। दुबंल पशुओं के अंग-अंग की परीक्षा की जाती थी । उनकी दुर्बलता को दूर 
करने के लिए उपाय सोचे जाते, और उन्हें व्यवहार में लाने का पूरा प्रयास किया 
जाता था। इस प्रकार पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रतिमास उनको एकत्र 
कर स्वास्थ्य-परीक्षा की जाती थी । 

यह उपाकरण आदि चार पशुधर्मों के विषय में संक्षिप्त विचार किया । 
बताये गये शेष पशु-घर्मों पर भी दृष्टि डालिए | शाबरभाष्य के अनुसार शेष पशु- 
धर्म नाभोल्लेखपूर्वक दो बताये हैं-- १. संज्पन, २. विशसन । आगे “इत्येवमादय:/ 
कहकर कुछ धर्मों को छिपाकर रक्‍्खा गया है । 

संज्ञपत --इस पद का अर्थ सभी व्याख्याकारों ने 'मारना' किया है। कोप- 
कारों ने बताया, यह पद 'सम्‌' उपसर्गपूर्वक 'ज्ञा' धातु से णिच्‌-ल्युट्‌ प्रत्यय 
होकर 'पुक्‌' आगम के साथ निष्पन्न होता है। पाणिनि के धातुपाठ में 'ज्ञा' धातु 
तीन अर्थों में पढ़ा है--- 'मारण तोपण निशाममेषु ज्ञा', तीन अर्थ हैं-मारण, तोषण, 
निश्ञामन; मारना, तुप्ट करना, दर्शव करना या अवलोकन करना । इतने अर्थो 
में 'मारना' अर्थ ही क्यों लिया गया ? सन्तुष्ट करना या दर्शव एवं अवलोकन 
करना अर्थ क्‍यों नहीं लिये गये ? 

ज्ञात होता है, उस अति प्राचीन काल में --जो यज्ञों का प्रारम्भिक काल था 

--ज्ञा' धातु का प्रयोग 'मारण' अर्थ में न होकर शेष दो अर्थों में ही होता था । 

जब उन नृशंस क्र रसनालोलुप याज्ञिकों ने जाँच-परीक्षा, दर्शन, अवलोकन के 
लिए आनेवाले पश्ञओं में से कतिपय पशुओं को धर्म के नाम पर आहत करना और 
खाना प्रारम्भ कर दिया, तब इस धातु के अर्थों के साथ 'मारण' को भी जोड़ दिया 
गया । यज्ञ की वास्तविक भावना को उपेक्षित कर दिया गया। थे लोग समाज 
में प्रभावी थे, समाज ने उसको राहन किया | पर इस कुक्रृत्य का समय-समय पर 
विरोध बराबर होता रहा है। बौद्ध श्रम का उद्भव इसी कुकृत्य के प्रतिक्रिया 


१६ 


रूप हुआ । इन्द्रियाँ बड़ी बलवान्‌ हैं। वहाँ भी जब व्यवहार में इसका फोई महत्त्व 
नहीं है । 

तात्पयं है, 'संज्ञपन' पद के पुराने वास्तविक अर्थ--तोषण व निश्ञामन को 
भुला दिया गया; पर पाणिति ने उसे सुरक्षित रक्खा । इससे स्पष्ट होता है, अमा- 
वास्या का दिन इस कार्य के लिए निर्धारित था कि उस दिन के इष्टि अनुष्ठानों 
के अवसर पर स्थानीय पश्ुओं की स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से-- परीक्षा, जाँच- 
पड़ताल की जाये, जिससे राष्ट्र की पशु-सम्पदा स्वस्थ ब सुरक्षित रहे । 

ऐसे अबसर पर पशु केवल प्रदर्शनार्थ आते थे या उचित कार्यवाही के 
अनन्तर वापस कर दिए जाते थे ? इसकी सत्यता के लिए अमावास्या के दिन 
अनुष्ठित इष्टि का नाम प्रमाणरूप में उपस्थित किया जा सकता है। पूर्णमासी 
के दिन अनुष्ठित होनेवाली इष्टि का नाम तिथि-नाम के आधार पर पूर्णमासेष्टि 
है। इसी प्रकार अमावास्या के दिन अनुष्ठित होनेवाली इष्टि का नाम तिथि-नाम 
के आधार पर अमावास्थेष्टि होना चाहिये था, पर ऐसा न' होकर उसका नाम 
'दर्श' है। यह नाम उस समय विश्लेष निमित्त से रक्खा गया ज्ञात होता है । वह 
निमित्त है, उस अवसर पर दर्शात-अवलोकन अर्थात्‌ स्वास्थ्य आदि की जाँच- 
पड़ताल के लिए पश्भुओं को सामूहिक रूप में एकज्ित किया जाना । यह अर्थ 
'संज्ञपन' झब्द के धातु 'ज्ञा' के निशामन अर्थ में अन्तहित है। जारम्भ-काल 
में इस पद का यही अर्थ था, और इसीके अनुसार व्यवहार होता था । अनन्तर- 
काल में अत्याचारी हत्यारे याज्ञिकों ने इन्द्रियों के दास बनकर पद के अर्थ को 
बदला, जो आज समभा जा रहा है। यदि इस सतर्क प्रमाण को सबल नहीं समभा 
जाता, तो शास्त्र के म्मज्न आचार्य यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अमावास्या के 
दिल होनेवाली ईष्टि के 'दर्श' नाम का प्रवृत्ति-निमित्त क्या है? वह नाम मी 
पूर्णमासेष्टि के समान अमावास्येष्टि क्यों नहीं है ? 

सह पद्मुधर्म 'संज्ञपन' के विषय में विचार प्रस्तुत किया गया। इसके आगे 
पशुधर्म बताया-- 

विशसन--इसका अर्थ है--पञ्ु के एक-एक अज्भु को काटना | जब 'संज्ञपन' 
का अर्थ 'मारना' मान लिया गया, तो स्वभावत: उसके आगे यही पदुधर्म हो 
सकता है । वस्तुत: प्रारम्भ-काल में जब 'संज्ञपन' का अर्थ मारना न होकर 
पश्षुओं को सन्तुष्ट करना व प्रदर्नार्थ एकत्रित करना था, तब 'विशसन' ताम के 
पशुधर्म का होना सम्भव ही नहीं था। इसका उद्भावन संज्ञपन पद का अर्थ बदले 
जाने के अनन्तर हुआ है। पश्‌ के दर्शन अर्थात्‌ जाँच-पड़ताल के अवसर पर जिस 
क्रिया का प्रयोग किया जाता था, उसके कुछ संकेत सबनीय पशु के आधुनिक 
विवरण में लक्षित होते हैं। उसके स्पष्टीकरण का प्रयास सवनीय पशु के असंग 


१७ 


मैं किया गया है। 

प्रारम्भ-काल में 'संज्ञपत' पश्ुधर्म के अनन्तर अन्य दो धर्म--'पर्य ग्नि- 
करण' और “विसर्जन' माने जाते थे। 

पर्यग्निकरण--इस पद का वास्तविक अर्थ क्‍या रहा होगा, आज स्पष्ट नहीं 
है। अनेक सुराव विचार में आते हैं--( १) अमावास्या के दिन पशुओं को नहला- 
घुलाकर खूंटों पर बाँध, ऋतु के अनुसार--उन्हें डास-मच्छर आदितंग न करें-- 
उनके इधर-उघर अथवा उचित दिशा में आग जलाकर घुआँ आदि करना अथवा 
गरमी पहुँचाना पर्यग्तिकरण रहा हो । २. यह भी सम्भव है, सरगर्मी से पशुओं 
के स्वास्थ्य की जाँच-पड़ताल का ही नाम “पयंग्निकरण” रहा हो। ३. विशेष 
निमित्त से यज्ञाग्नि के समीप उपस्थित होना “पर्यग्निकरण” माना गया हो। 
आजकल जैसे रोगों के टीके व सूचीवेध के अनन्तर मालूम किया जाता है, कोई 
व्यक्ति टीके या सूचीवेध के बिना रह तो नहीं गया ? इसी प्रकार उस काल में 
पशुओं के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए प्रशासन की ओर से इस नाम पर सूचना 
प्राप्त की जाती हो कि स्थानीय पशुओं का पर्यग्निकरण नामकरण हो गया, या 
नहीं ? कोई पश्लु प्यग्तिकरण से रह तो नहीं गया है ? ये आधार अथवा इन 
जैसे अन्य कोई आधार उक्त के सम्भव हैं । 

आज पर्यग्तिकरण का स्वरूप--पशु को मारने से पहले घास के दो-चार 
तिनकों के अग्रभाग में आग लगाकर पशु के चारों ओर घुमा देना--समभा 
जाता है । 

विसर्जन--'संज्ञपन' पद का 'मारण' अर्थ समझ लेने पर पशु के विसर्जेन-- 
छोड़े जाने का प्रइन ही नहीं उठता । मार देने पर छोड़ने का अवसर कहाँ रहा ? 
हाँ, यह कहा जा सकता है कि उसे जीवन से छुड़ा दिया गया। वस्तुत: “विसर्जन” 
पशुधर्म का स्वारस्य उसी अवस्था में सम्भव है, जब 'संज्ञपन' पद का अर्थ 
“मारण' न कर तोषण व निद्यामन किया जाता है। जैसा कि पहले निर्देश किया 
किया जा चुका है, प्रारम्भ में 'ज्ञा' घातु के दो ही अर्थ थे। उनके अनुसार विसर्जन 
पशुधर्म का सामञ्जस्थ उत्पन्न होता है । मारण अर्थ होने पर तो यह (विसर्जन 
पशुधर्म ) मजाक ही है। 

अभी तक अग्नीषोमीय पशु के विषय में विवरण प्रस्तुत किया गया । आचार्यों 
के निर्णयानुसार उपाकरण आदि पशुधर्म केवल अग्नीषोमीय पशु के लिए विघान 
किये गए हैं। सबनीय आदि पशुओं के श्रसंग में उनका निर्देशमात्र होता है। 
सवनीय पशु के विषय में विचार प्रस्तुत है। 

सबनीय--यह प्रथम कहा जा चुका है ज्योतिष्टोम याग छह दिन में सम्पन्न 
होता है । पाँचवाँ दिन प्रघान सोमयाग के अनुष्ठान का है। वह तीन सबनों में 
किया जाता है--प्रात:सवन, माध्यन्दित सवन, तृतीय सवन | इनमें जो पशु 


१4] 


उपस्थित होते हैं वे सबनीय कहे जाते हैं। अग्नीषोमीय पशु कौन-सा है ? इसका 
निर्देश किसी आचार ने नहीं किया। यदि किया हो, तो मुझे ज्ञात नहीं है। पर 
इस विषय के विशेषज्ञों से ज्ञात हुआ कि अग्निषोमीय पशु अज है। अब सवनीय 
पश्यु कौन-सा है ? इसका निर्देश उपलब्ध होता है। ये पशु मेष-मेषी एवं अज- 
अजा हैं, अर्थात्‌ भेड़, बकरी, मेढा, बकरा। आचार्यों ने बताया--प्रात:सबन में 
वा (चर्बी) की आहुति, माध्यन्दिन सवन में पुरोडाश की और तृतीय सबन में 
पक्षु के कटे हुए अज्भों की। प्रुरोडाश तो अन्न से तैयार किया जाता है, पर चर्बी 
और पशु के कटे अज्भ मेढ़े या बकरे के हो सकते हैं, क्योंकि सवनीय पशु ये ही 
हैं। 

सवन की आहुतियों के विषय में सुाव आता है। बाहर से आए इस स्तर 
के सब पशुओं की प्रातःकाल सावधानतापूर्व क स्वास्थ्य-आरोग्य की परीक्षा कर 
उनमें से मांसच तथा वपाबहुल पशुओं को इस आधार पर अलग छाँट दिया 
जाता था कि इनसे उत्तम ऊन प्राप्त हो सकता है। कालान्तर में इस वास्तविकता 
को वषा की आहति के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। माध्यन्दिन सवन में 
पुरोडाश की आहुति का तात्पयं है, बाहर से आये पश्चुओं को चारा देना। ये 
बाहर से आए हैं। पूर्व॑मध्याह्न में उनमें से सुपुष्ट पशुओं को छाँट दिया गया है । 
क्ञारा लेकर दुर्बेल पशु तृतीय सवनकालिक परीक्षा के लिए तैयार हो जाएँ, 
यह माध्यन्दिन सबन की आहुति का स्वरूप है। तृतीय सबन में दुबंल पशुओं के 
प्रत्येक अंग की गहराई से परीक्षा की जाती थी कि अंग में कोई रोग तो नहीं 
है ? पशु दुर्बल क्यों है ? उसको हटाने के उपायों का पता लगाकर उन्हें व्यवहार 
में लाने का प्रयास किया जाता था। अंग-अंग की इस परीक्षा को अज्ों की 
आहुति के रूप में परिवातित कर दिया गया । यह ज्योतिष्टोम के पाँचवें दिन के 
पशुयाग का स्वरूप है। 

तीनों सवन सवनीय पशुओं से कैसे सम्बद्ध होते हैं ? इसके लिए बचन है 
“बपया प्रातःसबने प्रचरस्ति, पुरोडाक्षेतर माध्यन्दिने सबने, अद्धुस्तुतीये सबने 
इसका तात्पये है कि 'बपा' से प्रातःसवन में होम करते हैं, पुरोडाश से माध्य- 
ौन्दिन संबन में और अज्ों से तृतीय सवन में । 

“प्रचरन्ति' क्रियापद का अर्थ “होम करते या आहुति देते हैं ।” यह अर्थ किस 
आधार पर किया जाता है ? इस प्रइन का कोई सदृत्तर नहीं है। वाक्य के मूल 
ग्रन्थ का पूर्वापर-प्रसंग भी उक्त अर्थ करने में कोई अनुकूल सहायता नहीं देता । 

वास्तविकता यह है कि यज्ञानुष्ठान के प्रारम्भिक काल में यह व्यवस्था 
निर्धारित की गई कि प्रति मास अमावास्या इष्टि के अवसर पर स्वास्थ्य व सुरक्षा 
आदि की जाँच-पड़ताल के लिए समस्त स्थानीय पशु यज्ञमण्डप के समीप एकत्रित 
किये जायें। “वया प्रचरन्ति/ का यही तात्पयं है। 'वपा' पद नीरोग हृष्ट-पुष्ट 


१६ 


पशु का प्रतीक है। लौक में तौरोग पुष्ट व्यक्ति को देखकर मनोरंजन की भावना 
से कहा जाता है, चर्बी बहुत चढ़ गई है। चर्बी--वपा पद शारीरिक पुष्टि का 
प्रतीक माना जाता है । 

पश्षुओं की जाँच-पड़ताल के लिए नियुक्त व्यक्ति 'वष/' प्रतीक से प्रचारित 
कराता है--घोषित करता है---ये “पशु स्वस्थ नीरोग हैं ।' उन्हें छाँट दिया जाता 
है 'बपया प्रचरन्ति' का यही अभिप्राय है। 

आगे वाक्य है--“पुरोडाशन माध्यन्दिने प्रचरन्ति ” । 'पुरोडाश' खाद्य अन्न 
का तैयार किया जाता है; पशु-मांस से इसका कोई सम्बन्ध नहीं । यहाँ यह पद 
पशुओं के खाद्य अर्थात्‌ चारे का प्रतीक है। तात्पयं है कि माध्यन्दिन सवन के 
अवसर पर अर्थात्‌ दोपहर के समय सब पशुओं को चारे पर बाँध दिया जाय, वे 
इधर-उधर बाह्य स्थानों से आये हुए हैं, भूखे हो सकते हैं । जिन दुबंल पशुओं की 
जाँच-पड़ताल तीसरे पहर के बाद के अवसर पर होनी है उत सबको यथेष्ठ चारा 
दिया जाय । यह घोषणा 'माध्यन्दिने प्रचरन्ति” का अर्थ है। 

सन्दर्भ का अन्तिम वाक्य है---“बजुस्तु तीये सबने प्रचरन्ति! जो दुर्बंल पशु 
स्वास्थ्य-परीक्षा के लिए शेष रह गए हैं उनके प्रत्येक अंग के साथ सावधानता- 
पूर्वक जाँच कर अर्थात्‌ गहराई से अंगों की परीक्षा कर उनकी दुर्बलता के कारण 
और उनकी निवृत्ति के उपायों की घोषणा की जाती है। यह “अ्धूस्तृतीये सबने” 
का तात्पय है। 

“कर्थ सवनानि पशुमन्ति” इस प्रइन का उत्तर उक्त रीति पर “वषया प्रातः" 
इत्यादि सन्दर्भ से दिया गया है। यदि 'वपा' का अर्थ अलग से निकाली चर्बी 
और 'अज्ज:' का अर्थ 'पशुमांस' लिया जाता है, तो तीनों सवन पशुओं से सम्बद्ध 
नहीं हो पाते। “माध्यन्दिन सवन' पशु-सम्बन्ध से रहित रह जाता हूँ क्योंकि पुरो- 
डाश मांस से तैयार नहीं किया जा सकता; वह चावल या जौ का ही बन सकता 
हैँ। जिन याज्ञिकों ने पवित्र यज्ञमण्डप में इस बूचड़खाने की स्थापना की, नि:सन्देह 
वे धर्म के नाम पर घोर अधमं व पापाचरण करनेवाले व्यक्ति थे। एक घोर 
पाप को पुण्य के रूप में संस्थापित करना अपने-आपमें ही महान्‌ पाप हूँ । 

इन पशुओं को सामाजिक दृष्टि से यज्ञमण्डप में लाने का क्‍या श्रयोजन 
रहा होगा ? यह तो आज पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, पर 'अग्नीषोमीय' पद्षु के 
विवरण के अपुसार सवनीय पशु के विषय में भी कुछ सुझाव दिये जा सकते हैं। 
यह स्पष्ट है कि अग्नीषोमीय पशु बैल उत्तम स्तर का पशु माना जाता है। गाय 
की महत्ता का कारण श्रेष्ठ दृध के अतिरिक्त खेतो के महत्वपूर्ण साघन बछड़ों का 
चूँदा करना था। उसके बाद के स्तर में अर्थात्‌ दूसरे स्तर पर भेड़-बकरी आदि 
पशु आते हैं । ये समाज को अनेक प्रकार से लाभान्वित करते हैं। सबसे पहला 
और महत्त्वपूर्ण इतका उपयोग ऊन की उपलब्धि है। साधारण दूधप्राष्ति के पश्चात्‌ 


२० 


उनका बड़ा उपयोग इनके मल-मृत्र का है, इससे अत्यन्त उपयोगी खाद तैयार किया 
जाता है जो भूमि की उबंरा झकित को बढ़ाता है, न्यून नहीं होने देता । 

अनुबन्ध्य-पशुओं का नम्बर अन्तिम छठे दिन आता है। अनुवच्य पशु कौत- 
से हैं? इसका कुछ संकेत प्रतीकरूप से शास्त्र में मिलता है। एक वाक्य है 'मैत्रा 
वरुणीं वशामनु बच्यामालभते--मित्र और वरुण देवतावाली वा (गाय) का 
आलभन करता है, जो पशुओं के अनुबन्ध्य-बर्ग में आती है। इसे स्पष्ट करने के 
लिए “अनुबन्ध्य” पद का अर्थ समभना होगा। उपसर्ग व धात्वथे के अनुसार अर्थ 
होगा पीछे बँधा हुआ, तात्पर्य हुआ कि पशुओं का एक वर्ग जो पशुओं के बाद में 
आता है : पिछलग्गू वर्ग | पशु की दृष्टि से 'वशा' पद के दो अर्थ हैं--गाय और 
हथनी । 

वस्तुतः वशा पर यहां क्षेष पशुमात्र का उपलक्षण है। पशुओं के पूर्वोक्त दो 
वर्गों से अतिरिक्त जो पशु रह गए उत सबको उपस्थित कर आलभन, प्राप्त होता 
है। यदि वशा का अर्थ केवल गाय लें तो यह प्रश्न दोनों जवस्थाओं के लिए उभर- 
कर सामने आता है कि गाय और अन्य श्रेष्ठ पशुओं को अन्तिम छठे दिन क्यों उप- 
स्थित किया जाता है ? उत्तर होगा--आलभन के लिए | तब पुत्र: प्रश्न उठेगा कि 
वशा का आलभत कया मारना-काटना है ? या केवल स्पर्श करना ? यदि पहला 
है, तो क्या यह स्वीकार्य होगा ? यदि अथं दूसरा है, तो केवल स्पर्श करने का 
प्रयोजन बताना होगा। 

प्रतीत होता है 'वशा' पद अवशिष्ट सभी पशुओं का उपलक्षण है। इनमें 
दूधवाली गाय, बाँक गाय, दूधपीते बछड़े-बछियाँ, दूधछोड़े बछड़े-बछियाँ, 
पढोरे बैल, ऊंट, घोड़े, गधे, खच्चर, मेंस आदि सभी आ जाते हैं । इनके उपस्थित 
करने का प्रयोजन वही है, जो प्रथम दोनों वर्ग के पशुओं की उपस्थिति का बताया 
है। पर्यग्निकरण के पश्चात्‌ इन्हें अपने-अपने स्थानों को वापस कर दिया जाता 
है। उन्हें मारने-काटने का कोई प्रइन नहीं । 

ज्योतिष्टोम के चौथे दिन अग्नीषोमीय पशु, पाँचवें दिन सवनीय, छठे दिन 
अनुबन्ध्य पशु यज्ञमण्डप के साथ स्वास्थ्य-परीक्षा-स्थान पर उपस्थित किये जाते 
हैं, जहाँ उन्हें बाँधने के लिए यूप स्थापित किये होते हैं । उपाकरण आदि पशुधर्म 
पूर्णरूप से केवल अग्नीषो मीय पशु के लिए बिहित हैं, शेष के लिए उसीका अनुषाद 
होता है, वह भी आवश्यकतानुसार । जैसे सवनीय पशुओं के लिए तीसरे-चौथे 
पशुधममं की आवश्यकता नहीं होती, दो व्यक्त शब्द करते या डण्डी दिखाते 
इधर-उधर खड़े- रहते हैं, तो ये पशु चुपचाप बीच में घिरे रहते हैं, इधर-उधर 
निकलने या जाने की कोई नचेष्टा नहीं करते। इसलिए इलक्ष््या बन्ध या यूप- 
नियोजन की इनके लिए आवश्यकता नहीं होती । अनुषाद का यही फल है। यदि 
विधि हो, तो उसके अनुसार पूरा अनुष्ठान करता पड़ता है। 


२१ 


इस विवरण से निम्न: परिणाम सामने आते हैं--- 

(क) आरम्मकाल में यज्ञानुष्ठान के अवसर पर पशु मारे नहीं जाते थे। 

(ख) एक निर्धारित दिन अमावासया इष्टि के अवसर पर स्वास्थ्य आदि 
परीक्षा के लिए पशुओं को एकत्रित किया जाता था। 

(ग) उसी का अवशेष रूप--समस्त भारत में अमावास्या के दिन--कृषि- 
पशुओं को पूर्ण विश्वाम देना पाया जाता है। 

(घ) पशुसम्बन्धी ये सब भाव पशुओं के 'संज्ञपन' नामक धर्म में अन्त- 
निहित हैं, जो 'संज्ञपन' पद के निर्वंचन से स्पष्ट हैं। 

यज्ञ में मांसाहुति देने का प्रथम प्रसंगविषयक विवेचन गत पंक्तियों में किया 
गया। इसी प्रकार का दूसरा प्रसंग तृतीयाध्याय के अन्तिम तीन सूत्रों (४२-४४) 
में मिलता है । उसका नाम 'शाक्यानामयनम्‌” बताया गया है। निश्चित रूप से 
कहा जा सकता है कि यह प्रसंग पूर्णतया प्रक्षिप्त है । इसका स्पष्ट विवेचन उसी 
प्रसंग में कर दिया गया हैं। पाठक महानुभाव वहीं पर उसे देख सकते हैं । 

यज्ञ में मांस के प्रयोग का विधान जब से प्रारम्भ किया गया, इसका विरोध 
भी तभी से बराबर होता रहा है। पर जिन व्यक्तियों के हाथों में यज्ञानुष्ठानों 
का सम्पन्त करता रहा, उन्हीं के द्वारा मांस का प्रवेश यज्ञों में किये जाने के कारण 
यह विचार प्रसार पाता रहा। लम्बी परम्परा से प्रचलित यह विचार ग्रबुद्ध 
व्यक्तियों द्वारा विरोध होते रहने पर भी इतना परिपक्व हो चुका है कि समस्त 
हिन्दू समाज इसे धर्म का आवश्यक अंग मानता है। यह कसी विडम्बना है कि जो 
स्पष्ट रूप से अधर्म और अनाचार है, उसे मान्य धर्मं समझ लिया गया ! 

विरोध करनेवालों की संख्या नगण्य न होने पर भी यहाँ केवल मीमांसा- 
परम्परा के एक आचार्य भत्‌ मित्र का उल्लेख करना चाहता हूँ कि --आभिष- 
प्रयोग को वह सर्वेथा वेदविरुद्ध मानते थे। आचार्य भर्त,मित्र का अपने समय में 
मीमांसा के क्षेत्र में यह प्रयास सर्वथा ऐसा ही है, जैसा वर्तमान काल में महर्षि 
स्वामी दयानन्द सरस्वती का रहा। दोनों ने ही ज्योतिष्टोमादियागों में आमिष- 
प्रयोग की उतनी ही कटु आलोचना की है, जितनी मृतक-श्राद् की। 

विद्वज्जनों से आग्रह है कि वे इस दिशा में मीमांसापरक श्ाइबत परम्पराओं 
को पुनरुज्जीवित करने के लिए अन्ध-परम्पराओं का समूलोच्छेद करें एवं यज्ञ 

सी पावन क्रियाओं का माहात्म्य जन-जन तक पहुँचाने का सत्प्रयास करें। 


---उदयवोर शास्त्री 


ओरम्‌ 
अथ प्रथमाध्यायें प्रथम पाद: 


आदिकाल से भारतीय समाज निष्ठापूर्ण रीति पर धर्म॑-प्राण रहा है। ज्ञान की 
नाना शाखा और समाज के विविध क्षेत्रों में किये गये धर्म-विषयक्र विवेचन से 
भारतीय वाइमय ओत-प्रोत है। महर्षि कणाद ने अपनी रचना वैक्षेषिक दर्शन के 
प्रारस्भिक सूत्र* द्वारा धर्म की व्याख्या करने का निर्देश किया है। महामुनि जैमिनि 
ने घ॒र्मं की सूक्ष्म रेखाओं तक विचार करने के लिए अपनी इस बारह अध्यायों में 
पूर्ण हुई विस्तृत रचना मीमांसाशास्त्र के प्रथम सूत्र* द्वारा धर्मं-विषयक जिज्ञासा 
को उमारा है। 
यहाँ पर यह स्पष्ट समझ रखना चाहिए कि कणाद के धर्म और जैमिनि के 
शर्म में अन्तर है। पहला वस्तु-धर्म का उपपादन करता है, जबकि दूसरे ने समाज- 
धर्म के विश्लेषण को अपना लक्ष्य बनाया है। कणाद के प्रतिपाद्य धर्म का स्पष्ट 
निर्देश भाष्यकार प्रशस्तपाद मुनि ने अपने प्र थम सन्दर्भ द्वारा इस प्रकार किया है- 
प्रणम्य हेतुमीइवरं मुनि कणादमन्वतः 
पदार्थधर्मसंग्रह: प्रवक्ष्त्ते महोदय: ॥ 
जैमिनि की मावना ऐसे धर्म का उपपादन करना नहीं है, यह स्पष्ट है। 
जैमिनि को उन धर्मों का विवेचन करना अपेक्षित है, जिनका निर्देश शास्त्रीय 
विधिवाक्यों [स्वाघ्यायो<5्ध्येतव्य:, अग्निहोत्रं जुहुयात्‌, इत्यादि ] द्वारा किया गया 
है। इसके अतिरिक्त मानवधर्म शास्त्र में धर्मं के विविध लक्षणों, चिह्नों व स्वरूपों 
का वर्णन हुआ है।* अन्य घमंश्ास्त्र भी इस दिशा में एक-दूसरे से बढ़-चढ़कर 


- अथातो घमम व्याख्याम: । 

२. अथातो घर्मंजिज्ञासा । 

३. वैशेषिक शास्त्र में--द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष, समवाय-पदार्थ गिने 
गये हैं, उन्हीं के धर्मों का संग्रह प्रस्तुत करना उक्त शास्त्र का लक्ष्य अथवा 
प्रतिपाद्य विषय है। उनके साधरम्य॑-बै धम्यं के आघार पर तज्जनित परिणामों 
का वहाँ विवेचन है। 

४. द्रष्टव्य--मनुस्मृति २।१, १२॥ ६॥६२॥ ४॥२३८॥ 


ट] 


र्‌ड मीमांसा-द्शन 


दिखाई देते हैं। फिर भी इनमें आंशिक रूप से भी किसी विरोधी भावना को देखने 
का श्रयास करना जज्ञता का द्योतक होगा । ये सब विवरण, वाइमय की विभिन्‍न 
शाखाओं द्वारा समस्त विश्व व मानव-समाज की विविध परिस्थितियों का स्पष्टी- 
करण प्रस्तुत कर एक-दूसरे के पूरक हैं। इनमें से किसी एक की भी उपेक्षा, पूर्ण 
यथार्थता की छवि को घूमिल करना होगा तथा उसको पाने में सबसे बड़ी बाधा । 
यदि इस तथ्य को अन्तस्तल तक समभ लिया जाता है, तो विश्व में वास्तविक 
शान्ति व सनन्‍्तोष के लिए अन्य कुछ अपेक्षित नहीं रह जाता । इन वास्तविकताओं 
को समभकर प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपने जीवन में उनका उतारना आवश्यक 
होता है । उसी दछ्ला में इतके शुभ परिणाम सामने आते हैं। 

(शंका) 'स्त्राध्यायो5्येतरव्य:---वेद का अध्ययन करना चाहिए, यह शास्त्र 
का विधान है। जिस विधि के फल का स्पष्ट निर्देश नहीं होता, उसका स्वगंफल 
कल्पना कर लिया जाता है।' इसके अनुसार वेदाध्ययनमात्र से स्वगगंफल-प्राप्ति 
की सम्भावना होने पर ऐसे शास्त्र की रचना करना व्यर्थ है, जिसमें केवल उस 
धर्म का विचार किया गया हो, जिसका फल स्वगं की प्राप्ति है; क्योंकि वह 
वेदाध्ययनमात्र से सुलम है। 

आचार्य सूत्रकार ने इस महान्‌ शास्त्र का प्रारम्भ करते हुए, उक्त शंका के 
समाधान की भावना से प्रथम सूत्र कहा--- 


अथातो धर्मजिज्ञासा ॥१॥ 

[अथ ] अतन्तर (वेदाध्ययत के) [अतः] इसलिए (ब्योंकि वेदाध्ययन का 
फल केवल अज्ञान है, स्वर्ग नहीं, इसलिए) [धर्मेजिज्ञासा | (धर्म को जानने की 
इच्छा के अनुकूल विचार प्रारम्भ किया जाता है) । 

“अथ' पद उच्चारणमात्र से मांगलिक माना जाता है । मांगलिक भावना को 
अभिव्यवत करते हुए 'अथ' पद का अर्थ यहां आचार्यों ने 'आनन्तर्य/ बताया है। 
स्वभावत: प्रश्न उठता है, किसके अनन्तर ? उत्तर मिला, वेदाघ्ययन के अनन्तर । 
केवल पाठमात्र का पारायण करना वेदाध्ययन नहीं है, प्रत्युत गुरुकुल में वास करते 
हुए गुरुणुस से अर्थ-ज्ञानसहित विधिपूर्वक वेद का अध्ययन 'वेदाध्ययन' माना जाता 
है। मीमांसाशास्त्र में यह व्यवस्था की गई है--यदि किसो विधि के फल का तिर्देश 
नहीं किया गया है, तो उस विधि के अदृष्टफल | स्व | की कल्पना उसी अवस्था 
में की जानी चाहिए, जब उस विधि का कोई दृष्टफल सम्भव न हो ।* अध्ययन- 


१. अनुपदिष्टफलविधेः स्वर्ग एव फलमिति। 
२. ओड्ूारइचायशब्दरच द्वावंतो ब्रह्मण: पुरा। 
कष्ठ भित्वा विनियाँतों तस्मान्माद्गरलिकाबुभो ॥ [कस्यचित्‌ | 
३. सम्भवति दुष्टफलकल्वे कस्यचिहविधेरदृष्टफलकल्पनाया अन्याय्पत्वात्‌ । 


अथ प्रथमाध्याये प्रथम पादः रभ्‌ 


विधि का दृष्टफल वेदार्थज्ञान स्पष्ट है। अध्ययन वेदार्थेज्ञान का साधन है, अतः 
शवेदार्थ ज्ञान! अध्ययन का फल है । अध्ययन-विधि का तात्पये पाठमात्र का पारायण 
करना न होने से अध्ययन-विधि के फलरूप में स्वर्गंफल की कल्पना करना अनु- 
चित है । 

बेदाध्ययन के अन्तर श्ञास्त्र में स्नातक" हो जाने का विधान है। स्नातक 
होने का तात्पय है--गुकुल-वास को छोड़कर गृहस्थधर्म में प्रवेश करना। ऐसी 
दश्ञा में अष्येता व्यक्ति के सन्‍्मुख यह संशयात्मक स्थिति आ जाती है कि वेदाघ्ययन 
के अनन्तर व्यक्ति धर्मजिज्ञासा का विचार करे अथवा स्नातक होकर गृहस्थाश्रम 
में प्रवेश करे ? यदि वेदमधीत्य स्नायात्‌” विधि के अनुसार गृहस्थाश्रम में 
व्यक्ति प्रवेश करता है, तो प्रस्तुत धर्मंजिज्ञासा का विचार घ्वस्त हो जाता है। 
यदि धर्म॑जिज्ञासा में .प्रवृत्त होता है, तो 'अधीत्य स्नायात्‌' विधि की बाधा होती 
है। इस संशयात्मक स्थिति का समाधान आचार्यों ने इस प्रकार किया है-- 

“अधीत्य स्तायात्‌! विधिवाक्य के 'अधीत्य' पद में 'वत्वा' प्रत्यय का अर्थ 
आनन्तर्य नहीं है, जिससे उसका यह अर्थ समभा जाय कि वेदाध्ययन के तत्काल 
अनन्तर स्नातक हो जावे । तात्पयं हुआ--शब्दार्थैज्ञानपूवंक जैसे ही वेदाध्ययन 
सम्पस्न हो, उसके तत्काल अनन्तर गुरुकुल-वास छोड़कर स्नातक हो जाना चाहिए, 
ऐसा अभिप्राय उस विधिवाक्य का नहीं है। “बत्वा' प्रत्यय पाणिनि-व्यवस्था 
[३४४२१] के अनुसार 'पूवंकाल' अथे में होता है। इसका तात्पयं होता है-- 
स्नातक होने से पूर्वकाल में किसी भी समय वेदाध्ययन सम्पन्न हो जाना चाहिए। 

बस्तुत: शब्दार्थज्ञानपूर्वक वेद का अध्ययन केवल झाब्दिक जानकारी तक ही 
सीमित समभना चाहिंए। शास्त्रीय कर्मानृष्ठान की प्रयोगात्मक पद्धति का ज्ञान 
उतने से सम्पन्न नहीं हो पाता। उसी जानकारी के लिए जैमिनि मुनि ने इस 
द्वादशाध्यायी मीमांसाशास्त्र का प्रारम्भ किया। अर्थज्ञानसहित वेदाध्ययन के 
अनन्तर शास्त्रीय यागादि कर्म की प्रयोगात्मक पद्धति को जानने के लिए मीमांसा- 
ज्ञास्त्र का अध्ययन आवश्यक है । वेदाघ्ययन की पूर्ण सम्पन्नता के अन्तगंत ही इसे 
समझना चाहिए। गुरुकुल में वास करते हुए ही यह समस्त अध्ययन पूर्ण किया 
जाता है । इसके अनन्तर स्नातक होने का विधान है। फलत: भ्रस्तुत सूत्र के साथ 


“वेदमघीत्य स्वायात्‌' विधि का कोई विरोध नहीं है। 
सूत्र के 'धंजिज्ञासा' पद में घ॒र्म' शब्द अधर्म का भी उपलक्षण समभना 


चाहिए। अपेक्षित वेदाष्ययनादि के अनन्तर कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने के पूर्व जैसे 
धर्मजिज्ञासा आवश्यक है, वैसे ही अधर्म का जानना भी आवश्यक होता है। धर्म 
को जानकर उसे अपने जीवन में आचरणरूप से उतारना, व्यक्ति के लिए जैसे 


१. वेदमधीत्य स्नायात्‌ | [तुलना करें, मनु० ३२॥] 


२६ मीमांसा-दर्शन 


अभ्युदय का साधन है, उसी प्रकार अघर्म को जानकर अपने आचरण में कभी न 
आने देना अम्युदय में सहयोगी है। प्रस्तुत शास्त्र इन्हीं के विवेचन के लिए प्रारम्भ 
किया जाता है ॥ श॥॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, घर्म विषयक विचार प्रारम्म किया जा रहा है; पर 
“धर्म! क्या है ? यह तो बताना चाहिए ? आचार्य सूत्रकार ते समाधान किया-- 


चोवनालक्षणो<र्थों धर्म: ॥२॥ 


[चोदनालक्षण: ] चोदना-- नोदना-- प्रेरणा, जिसका लक्षण--साधन एवं 
चिह्न है, ऐसा [अर्थः] अ्थे--क्षास्त्र प्रतिपाद्य अथवा बोधित विषय [ धर्म:] धर्म 
है। 

सूत्र में “चोदना' पद-प्रवत्तेंक वाक्य अथवा विधि-वाक्य का निर्देशक है। 
जिससे कोई पदार्थ लक्षित्र हो, बोधित हो, अर्थात्‌ जाना जाय, उसे लक्षण कहते 
हैं। जैसे धूम से अग्नि जाना जाता है, इस प्रकार घूम अग्नि का लक्षण है। इसे 
करण या साधन भी कहा जाता है। अग्निज्ञान का करण या साधन घूम है । जैसे 
अग्नि का लक्षण घूम है, ऐसे ही धर्म का लक्षण “चोदना, प्रेरणा अथवा प्रवत्तेक 
चाक्‍य है। प्रवत्तेंक वाक्य से धर्म लक्षित, बोघित होता है, जाना जाता है। इस 
प्रकार प्रवत्तंक वाक्य से जाना गया 'अर्थ' घ॒र्मं का स्वरूप है। “अथ्थे' का तात्पर्य 
है---जिसमें सुख्न का आधिक्य हो, और वह दुःख का जनक न हो । 

शास्त्रीय श्रवत्तंक वाक्य में केवल ऐसा सामथ्यं है, जो वह भूत, वत्तंमान, 
मविष्यत्‌ सूक्ष्मव्यवहित तथा दूरस्थित वस्तुतत्त्व का बोध करा सकता है; अन्य 
किसी इन्द्रिय आदि में ऐसा सामरथ्यं नहीं। यद्यपि अनुमान-प्रमाण तीनों कालों में 
सुदमव्यवहित आदि पदार्थ के ग्रहण करने में योग्य माना जाता है, परन्तु पुरुष- 
प्रयुक्त प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से होनेवाले ज्ञान में पुरुषणत भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा 
(लोभ) आदि के कारण प्रायः संशय की स्थिति बनी रहती है--वह ज्ञान सत्य 
होगा अथवा मिथ्या ? फलप्राप्ति पर ही उसकी सत्यता का निश्चय सम्भव है।* 
परन्तु वैदिक वाक्य अपौरुषेय होने से वहाँ अम-प्रमाद आदि दोषों की सम्भावता 
न होने के कारण धर्म का यथार्थ ज्ञान तादृश वाक्य द्वारा ही सम्भव है। 

सृत्र में 'अथ्थ पद का निर्देश एक विश्विष्ट स्थिति का बोधक है। 'अग्निहोत्र 
जुहुयात्‌, सोमेन यजेत' इत्यादि प्रवत्तक बौद्धिक वाक्यों के समान 'ब्येनेव अभिचरन्‌ 
यजेत” भी प्रवत्तंक वाक्य है। श्येनयाग हिंसाफलवाला है । यह अन्य की हिंसा 

१. जैसे किसी ने किसी को कहा--नदी के किनारे वृक्ष पर पाँच फल लगे हैं, 
जाओ, ले आओ। यदि वह जाकर फल प्राप्त कर लेता है, तो यह पुरुषोच्च- 
रित वाक्य यथार्थ है; अन्यथा भिथ्या होगा । 

२. षद्विश ब्राह्मण [ ३४८] । 


अथ प्रथमाध्याये प्रथम पाद: २७ 


करने के लिए किया जाता है, अतः व्याख्याकारों ने इसे 'अनर्थ' कहा है। यह अर्थ 
नहीं । अर्थ वह है, जो कर्त्ता पुरुष को नि:श्रेयस--कल्याण, अतिशय सुखस्थिति के 
साथ जोड़ता है। इ्येनयाग इससे विपरीत है । अत: प्रवत्तंक वाक्य होने पर भी बह 
“अर्थ फलवाला न होने से 'घमं”' की सीमा में नहीं आता ! इस प्रकार के अनर्थे- 
मूलक प्रवत्तंक वाक्‍यों से बोघित तत्त्व घ्मं न समझा जाय, इसीलिए सूत्र में 'अर्थे/ 
पद का निर्देश किया गया है। 

वस्तुत: अभिचार (शत्रु को मारने के लिए विशिष्ट यज्ञादि क्रियानुष्ठान) 
को वेद में कहीं भी करत्त॑व्य कर्म नहीं कहा गया । जो ज्त्रु को मारना चाहे, उसके 
लिए यह उपाय मात्र है; हिंसारूप होने के कारण वेदोक्त कत्तेव्य से विपरीत है । 
वेद सवंत्र अहिंसा को श्रेष्ठ कत्तंव्य बताता है। इसलिए इयेन' आदि विधि लक्षित 
होने पर भी “'धर्म' नहीं माने जाते । 

यद्यपि शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार यह वाक्यभेद नामक दोष माना जाता 
है, जहाँ एक ही वाक्य के परस्पर विपरीत दो अर्थ किये जायें । प्रस्तुत सूत्र एक 
वाक्यरूप है; उससे यह दो अर्थ निकालना कि 'ज्योतिष्टोम' धर्म है, तथा 'र्येन' 
अधघमे है, वाक्यभेद नामक दो4 से दूषित है। दोष से बचने के लिए यह सावना 
चाहिए कि श्येन को भी धर्म स्वीकार किया जाय। इस विषय में आचार्यों ने 
व्यवस्था की है। उक्त दोष उन्हीं वाक्‍्यों में माना जाता है, जिनका प्रतिपाद्य विषय 
(कथ्य अर्थ ) केवल उन वाक्‍्यों के द्वारा बोधित हो, अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से 
वह न जाना जाता हो। ऐसी स्थिति केवल वैदिक वाक्‍यों में सम्मव है, सूत्रगत 
वाक्यों में नहीं। सूत्रों में जो अर्थ कहा जाता है, वह अन्य प्रमाणों द्वारा अवग॒त 
होता है । अत: सूत्रगत वाक्य में उक्त दोष की उद्भावना निर्मूल है । ऐसे सूों में 
यही समभना चाहिए कि वहाँ दो भिन्‍न' वाक्‍्यों से कहे जाने वाले पूरे अर्थ का 
एकदेश कथन किया गया है। 

इस विवेचन के अनन्तर भी यह स्पष्ट नहीं हुआ कि वह “धर्म''-तत्त्व क्या है 
जिसका निर्देश इस सूत्र द्वारा किया गया ? गोदोहन आदि द्रब्य तथा यागादि 
क्रियानुष्ठान को भी धर्म कहा जाता है, जो केवल उसके साधन हैं। मोमांसाशास्त्र 
में वस्तुतः उस धर्म को “अपूर्व” पद से कहा गया है, जो प्रवत्तंक वाक्य (चोदना) 
से लक्षित होता है। वह विभिन्‍न शास्त्रों में “अदृष्ट' पद से भी कहा जाता है, जो 
“धर्म” तथा “अधर्म” रूप है। ज्योतिष्टोमादि से जन्य घर्म है, जो कर्ता पुरुष को 
कल्याण के साथ जोड़ता है। एवं श्येनादि से जन्य “अघर्म' है, जो कर्ता को 
अकल्याण, अनिष्ट के साथ जोड़ता है। फलत: गोदोहन आदि द्रव्य तथा यागानुष्ठान 


१. दो भिन्‍न वाक्य इस प्रकार निर्देश्य हैं--चोदनालक्षण एवं घ्मे:, न इन्द्रि- 
यादिप्रमाणलक्षण: धर्म: । अर्थ एवं धर्म:, न अनर्थो धर्म: । 


श्ष मीमांसा-दशेन 


आदि क्रिया उस अपूर्वसंशक धर्म के साघतमात्र हैं; साक्षात्‌ घर्म नहीं। बतः 
इनके लिए धर्म पद का प्रयोग औपचारिक ही समझना चाहिए, मुख्य नहीं, क्योंकि 
गोदोहन आदि में फल-साधनता प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं है, उसमें भी 
भ्रवत्तेंक वाक्य (चोदना) ही भ्रमाण है। गोदोहन आदि द्रव्य एवं यागानुष्ठान 
आदि क्रिया को धर्म क्यों कहा जाता है, इसका उपपादन' आगे हुआ है। कुमारिल 
भट्ट ने इस सूत्र पर इलोकवात्तिक" में लिखा है-- 

द्रव्य-क्रिया आदि धर्म हैं, इसकौ स्थापना आगे की जाएगी। यद्यपि द्रव्य- 
क्रिया आदि इन्द्रियगह्य हैं, पर इन्द्रियग्राह्म होने के कारण उतको धर्म माना जाता 
हो, ऐसी बात नहीं है। द्रष्य-क्रिया आदि श्रेय:-साथन हैं, यह तथ्य सदा वेद से 
जाना जाता है । इसी आधार पर इनको धर्म माना गया है । इसलिए “धर्म इन्द्रिय 
आदि का विषय नहीं हैं। वह केवल वैदिक विधिवाक्य द्वारा बोधित होता है ॥२॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, घर्म के अस्तित्व में प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रमाण प्रवृत्त 
होते हैं ? या नहीं ? इस संशय का समाधान होना चाहिए | समाधान की भावना 
से आचार्य सूत्रकार ने कहा --- 


तस्य निमित्त'परीष्टि:? ॥३॥ 


[तस्य ] उस (धर्म )की [निमित्तपरीष्टि:] निमित्तविषयक परीक्षा (प्रारम्भ 
को जाती है) । 

धर्मविषयक यथार्थज्ञान का निमित्त--करण अथवा साधन क्‍या है ? इसकी 
परीक्षा अवश्य होनी चाहिए। घर्मं के अस्तित्व में केवल वैदिक विधिवाक्य प्रमाण 
है, अच्य प्रत्यक्षादि नहीं; इस सिद्धान्त की प्रिपुष्टि के लिए तरक॑ एवं उपयुक्त 


१. द्र्यक्षियामुणादीनां धर्मत्थ स्थापथिष्यते । 
तेषामेन्द्रियकत्वेईपि न तादूप्येण घसंता ॥१३॥ 
श्रेयःसाधनता हवा वां नित्य बेदात्‌ प्रतोयत्ते। 
तदूप्येण च पसंत्यं तस्मान्नेन्द्रियगोचर: ॥ १४।॥ 

२. हलायुधकृत “मीमांसाशास्त्रसव॑स्व' में सूत्रपाठ है---'तस्य निमित्त परीष्टि:! । 
अर्थ किया है--घर्म का निमित्त--अ्रमाण चोदना है, उसका परीक्षण इस 
पाद में किया जाता है। अर्थ में कोई विशेष भेद नहीं। 

३. “परीष्टि:' पद---'परि' उपसगंपूर्वक गत्यर्थक “इष' धातु से 'गते रनिच्छार्थस्य 
युज्‌ वक्‍तव्य:' बात्तिक [ण्यासश्नन्यों युच्‌ (३॥३॥१०७) सूत्र पर पठित ] से 
“युच्‌' प्रत्यय प्राप्त होता है। परन्तु इसी सूत्र पर आगे पठित--परेर्वा' इस 
वात्तिक से वेकल्पिक “क्तिन्‌ प्रत्यय होकर सिद्ध होता है। 


अथ प्रथमाष्याये प्रथम पादः २६ 


सत्साधनों द्वारा बिचार किया जाना अपेक्षित है । 

बस्तुत: अभी तक यह केवल प्रतिज्ञारूप कहा है कि धर्म में प्रमाण, प्रत्यक्षादि 
न होकर केवल विचिवाक्य हैं। अब प्रसंगप्राप्त उसकी परीक्षा की जायगी कि 
उबत कथन कहाँ तक यरुक्तियुक्त एवं सप्रमाण है ॥३॥ 

गतसुत्र में प्रतिज्ञात परीक्षा का प्रारम्भ करते हुए, चर्म के अस्तित्व में प्रत्यक्ष 
प्रमाण की प्रवृत्ति का निषेष॒ करने की भावना से सूत्रकार सूत्र का अवतरण करता 
है-- 

सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्पेन्त्रियाणां बुद्धिलन्म तत्‌ प्रत्यक्षम, अनिमित्तं 

विद्यमानोपलम्सनत्वात्‌' ॥४॥॥ 


[इन्द्रियाणाम्‌ ] इन्द्रियों का [ सत्सम्प्रयोगे | [विद्यमान वस्तु के साथ सम्प्रग्योग- 
सम्बन्ध होने पर [पुरुषस्य ] पुरुष को जो [बुद्धिजन्म ] ज्ञान उत्पन्न होता है, 
[तत्‌] बह [प्रत्यक्षम्‌] प्रत्यक्ष है [ अनिमित्तम्‌ ] कारण नहीं है (धर्म के जानने 
में) [विद्यमानोपलम्भनत्वात्‌ ] विद्यमान की उपलब्धि का कारण होने से । 

चक्षु आदि इन्द्रियाँ प्रत्यक्ष प्रमा के साधन हैं,' घमंविषयक प्रमा के साधन 
होने में असमर्थ हैं। विद्यमान वस्तु का ही ग्रहण करने के कारण इन्द्रियाँ अपूर्य- 
संज्ञक धर्म के ग्रहण करने में अयोग्य हैं, क्योंकि घ्में का सद्भाव ज्ञानकाल में 
नहीं है । धर्मज्ञान में प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति न होने से प्रत्यक्षमुलक अनुमान, उपमान, 
अर्थापत्ति आदि प्रमाणों का भी घर्मज्ञान के प्रति साघनता का निराकरण हो जाता 
है। 

प्रश्न होता है, ज्योतिष्टोम आदि यागानुष्ठान से पूर्व जब तक तज्जन्य गपूर्व 
(धर्म) उत्पन्न नहीं होता, तब तक उक्त प्रत्यक्ष प्रमाण की धर्मज्ञान में अयोग्यता 
का कहना युक्त है, परन्तु यागानुष्ठान के अनन्तर जब अपूर्व (धर्म ) उत्पन्त हो 
जाता है, तब उसकी विद्यमानता सर्वेस्वीकृत होने से धर्मज्ञान में प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति 
होनी चाहिए। सूत्रगत हेतु (विद्यमानोपलम्भनत्वात्‌ ) से स्पष्ट है--प्रत्यक्ष से 
विद्यमान अर्थ की उपलब्धि होना शास्त्रकार स्वीकार करता है । 

इसके उत्तर में जानना चाहिए, यागानुष्ठान-कर्त्ता आत्मा में अपूर्व (घर्म ) 
उत्पन्न होता है। अन्य शास्त्रों में इसे चमं-अधर्म , संस्कार, आशय आदि नामों से 
कहा गया है । यह एक सर्वेमान्य शास्त्रीय व्यवस्था है-किसी एक आत्मनिष्ठ गुण 
या धर्म का प्रत्यक्ष अन्य किसी आत्मा द्वारा नहीं किया जा सकता। तब यागकरत्तुं - 
आतत्मनिष्ठ अपूर्वे का प्रत्यक्ष अन्य किसी आत्मा द्वारा किया जाना अशन्य है। 


१. रामेइवर सूरि विरंचित 'जैमिनिसूत्रवृत्ति' में पाठ है--/विद्लमानोपलम्भात्‌र। 
२. तुलना करें, गौतमीय न्यायसूत्र, शरीर, १४ 


३० मीमांसा-दर्शन 


यहाँ स्वभावत: प्रइन होता है--क्या स्वयं यागकर्त्ता को स्वात्मनिष्ठ अपूर्व का 
प्रत्यक्ष हो जाता है ? उत्तर स्पष्ट है--नहीं होता । यागकर्त्ता को भी स्वात्म- 
निष्ठ अपूर्वे का प्रत्यक्ष नहीं होता । अपूर्व बाह्य अथवा आन्तर इन्द्रिय ढ्वारा स्बभा 
अग्राह्म है। अपूर्व पूर्णहप से अतीन्द्रिय अर्थ है। अनुष्ठाता को भी यागानुष्ठान 
सम्पन्न हो जाने पर जो यह ज्ञान होता है कि मुझ आत्मा में यागजन्य अपूर्व धर्म 
उत्पन्न हो गया है, यह ज्ञान विधिवाक्य के बल पर ही होता है, याग सम्पन्न 
होने पर उत्पन्न होता हुआ अयूर्वे कभी किसी को प्रत्यक्ष नहीं होता | विधिवाक्य 
आप्तोपदेश है, अत: घर्मं केवल शब्दप्रमाण से बोधित या लक्षित होता है, फलतः 
द्वितीय सूत्र का कथन पूर्ण रूप से यथार्थ है। 

इस विवरण के अनुसार प्रस्तुत सूत्रोक्त हेतु [विद्यमानोपलम्भनत्वात्‌ | का 
यह अथ्थ समझना होगा--इन्द्रियग्राह्म विद्यमान अर्थ की ही चक्ष्‌ आदि इन्द्रियों 
से उपलब्धि होती है, अतीन्द्रिय अर्थ की नहीं । विद्य मान भी अपूर्व अतीन्द्रिय होने 
से केवल चोदनागम्य माना जाता है। 

प्रत्यक्ष लक्षण के विषय में प्रस्तुत सूत्र केवल इतना निर्धारण करता है कि 
इन्द्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष दोनों की विद्यमान अवस्था में ही सम्भव है, 
अविद्यमान अवस्था में नहीं। ज्ञान, अथवा ज्ञान का उत्पन्न होना या इन्द्रियार्थ- 
सन्निकर्ष आदि के अवधारण में सूत्र का कोई तात्पये नहीं है| इन्द्रियार्थ-सन्निकर्ष 
होने पर ही प्रत्यक्ष होता है, यह निश्चय करना ही सूत्र का तात्पय॑ है। एक वाक्य 
अथवा कथन के द्वारा विविध विषयों का निर्धारण करने के प्रयास में वाक्यभेद 
होता है, जो शास्त्र में दोष माना गया है। वस्तुत: जब एक व्यवित “ज्योतिष्टोमेन 
स्वर्गकामो यजेत' इस वाक्य को पढ़ता है, उस समय ज्योतिष्टोम के अनुष्ठान से 
जन्य मपूर्व॑ संज्ञक धर्म अविद्यमान रहता है। अध्येता की यागानुष्ठान में प्रवृत्ति 
तबतक सम्भव नहीं, जबतक उसे यह निश्चय न हो जाय कि यागानुष्ठानजन्य 
धर्म उसको निःश्रेयस्‌ (स्वर्गंसुख) के साथ संयुक्त कर देगा। इस निरचय के 
लिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाण उस दशा में सवेथा असमर्थ हैं, जैसा कि सूत्र द्वारा बताया 
गया। उस समय केवल उक्त विधिवाक्य यह निरचय कराने में समर्थ है, यह्‌ 
निश्चय ही अध्येता को यागानुष्ठान में प्रवृत्त करता है। यागानुष्ठान के अनन्तर 
उत्पन्न धर्म, शब्देतर प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ग्राह्म है, या नहीं ? इत्यादि प्रइन का 
उभारना निष्प्रयोजन है ॥४॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है, घर्म के अस्तित्व में प्रत्यक्ष आदि प्रमाण स्वीकार 
नहीं किये जाते । शब्दप्रमाण भी इस विषय में कारगर दिखाई नहीं देता, क्योंकि शब्द 
और अर्थ की उत्पत्ति के अनन्तर--अमुक शब्द अमुक अर्थ का बोधक माना जाय, 
यह प्रुरुषकल्पित संकेत पर आधारित है। अतः शब्द की अ्थेबोधकता पुरुष- 

;ल्‍पना के अधीन होने से, पुरुषणत भ्रम-प्रमाद आदि दोषों के कारण--जैसे प्रत्यक्ष 


अथ प्रथमाध्याये प्रथम पाद: ३१ 


ज्ञान शुक्तिकादि स्थल में व्यभिचरित हो जाता है, ऐसे ही--शब्दगम्य ज्ञान की 
सत्यता में व्यभिचार की सम्भावता हो सकती है। अत: धर्म में विधिवाक्य को भी 
निर्जान्त प्रमाण माना जाना अयुक्त होगा। जो क्या यह मान लेना चाहिए कि 
धर्म के अस्तित्व में प्रमाण का सवंथा अभाव है ? आचार्य सूत्रकार ने कहा--ऐसा 
नहीं । क्योंकि--- 
ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्थार्थेन सस्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोः्व्यतिरेक- 
इचार्थेडनुपलव्धे तत्प्रमाणं बादरायणस्पानपेक्षत्वात्‌ ॥५॥ 


[शब्दस्थ ] शब्द का [अर्थेन ] अर्थ के साथ [सम्बन्धः] सस्बन्ध [तु] तो 
[भौतत्तिक: | नित्य--नैसगिक है। [तस्थ ] उसके [धर्म के | [ ज्ञानम्‌" |, ज्ञान 
का साधन [ उपदेश: | उपदेश (विधिवाक्य) है। [च] और उस (ज्ञानसाधन 
विधिवाक्य ) का [अव्यतिरेक:] कभी विपयंय नहीं होता। [तत्‌ | वह विधि- 
वाक्य [अनुपलब्घे | अनुपलब्ध --अतीन्द्रिय [ अर्थे ] अथे में | प्रमाणम्‌ ] प्रमाण है, 
[वादरायणस्य | बादरायण आचाये के मत में, [अनपेक्षत्वात्‌ | अन्य की अपेक्षा 
से रहित अर्थात्‌ स्वत:प्रमाण होने के कारण । 

सूत्र के 'औत्पत्तिक' पद का अर्थ व्याख्याकार आाचार्यों ने 'नित्य” अथवा 
“स्वाभाविक” किया है। “अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकाम:” इत्यादि वैदिक वाक्यों 
का अपने उन-उन प्रतिपाद्य अर्थों के साथ शक्तिरूप३ सम्बन्ध नित्य है। ये वावय 
त्रिकाल में मी उस अथे का व्यभिचार नहीं करते, अर्थ का अन्यथा बोधन नहीं 
करते । यद्यपि लोक में 'पव॑तो व्लिमान्‌' (पहाड़ में आग है) यह सुनकर भी, जब 


१. यहाँ सूजगत 'ज्ञानम्‌' पद करणार्थक ल्युट्‌ प्रत्ययान्त हैं--न्ञायतेशनेनेति, 
ज्ञानम्‌' जिससे जाना जाय, अर्थात्‌ ज्ञान का साधन । 

२: ऐसा अर्थ आपातत: विपरीत अतीत होता है । व्याख्याकारों ने सुझाया-- 
“उत्पत्ति” पद लक्षणा वृत्ति से 'स्वभाव' अर्थ को कहता है। जो स्वयं उत्पन्न 
न होकर अन्य की उत्पत्ति के लिए हितकर एवं अनुकूल हो, वह नित्य एवं 
स्वाभाविक ही होगा। अर्थ और शब्द का वाच्य-वाचकभाव नित्य सम्बन्ध 
शब्दोच्चारण द्वारा अव्यभिचरित अर्थबोध को उत्पन्त करता है। अथवा सर्ग 
के उत्पत्तिकाल से ही शब्द और अर्थ का वाच्य-वाचक-सम्बन्ध नियत है। 
इसमें यह भाव अन्तहिंत है कि सर्गादिकाल में आदिमानव ब्रह्मा द्वारा 
बेदशब्दों से अर्थ के संकेतरूप में यह सम्बन्ध नियत किया गया हो। अतः 
औत्पत्तिक' पद का “नित्य! अर्थ साधार है। 

हे. अमुक शब्द अमुक अर्थ के बोध न कराने में शकत है, यह अर्थ और छब्द का 
वाच्य-वाचक-सम्बन्ध ही 'शक्ति' कहा जाता है। 


डे भीमांसा-दर्शन 


तक श्रोता प्रत्यक्ष से आग न देख ले, उसकी सत्यता में सन्देह बना रहता है। इससे 
ज्ञात होता है, शब्द अपने प्रामाष्य के लिए प्रत्यक्ष आदि की अपेक्षा रखता है। यह 
स्थिति धर्मज्ञान में केवल विधिवाक्य को प्रमाण माने जाने के लिए चुनौती है। 
यहाँ भी सन्देह की सम्भावता बती रह सकती है। तथापि सूत्रकार ने सूत्र में 
“अनूपलब्धे अर्थे” पदों को रखकर इस सम्भावना का निराकरण कर दिया है । 

लौकिक वाक्य में प्रतिपाच अर्थ इन्द्रियग्राह्म होने से, शब्द द्वारा अर्थ को 
जान लेने पर भी प्रत्यक्ष से जान लेने की उत्सुकता बनी रहती है, क्योंकि लौकिक 
चाक्‍य का प्रवक्‍ता पुरुष अम-प्रमाद आबि दोषों से युक्‍त हो सकता है; वहाँ शब्द 
के अप्रामाण्य का सन्देह सम्भव है । परन्तु वैदिक विधिवाक्य जिस अर्थ का उपपादन 
करता है, वह शब्देतर प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सर्वथा अनुपलब्ध है; शब्द से 
अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण की श्रवृत्ति वहाँ सम्भव नहीं । अत: उस अर्थ को 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जानने की उत्सुकता का प्रइन ही नहीं उठता । वैदिक वाक्य 
के अपौरुषेय होने से वहाँ अम आदि दोषों की सम्भावना भी नहीं । इसी कारण 
चर्मज्ञान का साघत विधिवाक्यरूप उपदेश सदा अव्थभिचारी होता है। उसके 
प्रतिपाद्य अर्थ में कभी किसी प्रकार का विपयंय नहीं आता । ऐसा वह विधिवाक्य 
अनुपलब्घ--अतीन्द्रिय अ्े में प्रमाण है। वेदिक विधिवाक्यरूप शब्दप्रमाण की 
यह स्थिति बादरायण आचार्य को अभिमत है। क्योंकि वैदिक वाक्य अपने प्रामाण्य 
में अन्य किसो की अपेक्षा नहीं रखता; वह स्वत:प्रमाण है। / 

उक्त तीन सूत्रों [३-५] की व्याख्या आचार उपवर्ष ने अन्य प्रकार की है। 
तीपरे सूत्र में 'न” का अध्याहार करके आचाये का कहना है--धर्मेज्ञान के निमित्त 
कौ परीक्षा नहीं. करनी चाहिए। मीमांसा में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, 
अर्थापत्ति, अभाव (अनुपलब्धि) ये छह प्रमाण स्वीकृत हैं, जो शास्त्र व लोक में 
प्रसिद्ध हैं। इन्हीं में एक 'शब्द' प्रमाण है; वैदिक विधिवाक्यों का उसी में समावेश 
है। सभी प्रभाणों का प्रामाण्य उनके यथार्थ प्रयोग पर आधारित है। प्रयोक्‍ता भी 
अम, प्रमाद आदि दोषों से रहित होना चाहिए । 

चक्षु आदि इन्द्रिय तथा अन्य प्रत्यक्ष साधनों के दोषपूर्ण होने पर प्रत्यक्ष का 
प्रामाष्य दूषित होगा। इन्द्रियाथंसन्निकर्षजन्य ऐसा ज्ञान श्रत्यक्ष न होकर 
प्रत्यक्षाभास ही होगा। अनुमान का प्रामाण्य, हेत्वाभास आदि दोषों से रहित होने 
पर मान्य होता है। उपमानत का प्रामाण्य भी सदृदयज्ञान में कोई दोष ब न्यूनता न 


१. वेदान्त ब्रह्मसूत्र के प्रारम्भिक तीसरे सूत्र 'शास्त्रयोनित्वात्‌' द्वारा बादरायण 
आचार्थ ने यह स्पष्ट किया है कि अज्ञेय अतीन्द्रिय अथें के जानने के लिए 
नित्य वेदवाक्य हो प्रमाण माना जाता है, क्‍योंकि सर्वज्ञ सवंशक्ति ब्रह्म 
वेदशास्त्र का उपदेष्टा है। 


अथ प्रथमाध्याये प्रथम पाद: ६8% : 


होने पर स्वीकार किया जाता है। शब्द के प्रामाण्य के लिए उसके उपदेष्टा का 
'आप्त' होना आवश्यक है । जैसे लौकिक वाक्य का प्रामाण्य, उपदेष्टा के आप्त 
होने पर आधारित है, इसी प्रकार बैदिक वाक्य का उपदेष्टा परम आप्त परमेश्वर 
है; बहाँ भ्रम, प्रमाद आदि दोष की नितान्त सम्भावना नहीं । ऐसी दशा में धर्म- 
ज्ञान के निमित्त की परीक्षा करना आवश्यक होगा। आप्तोपदिष्ट वैदिक वाक्य 
उसका असंदिग्ध निमित्त है। 

यहाँ जिज्ञासा होती है--'अग्निहोत्रं जुहुयात्‌” अथवा 'ज्योतिष्टोमेन यजेत* 
एवं 'कलज्जं न भक्षयेत्‌' इत्यादि समस्त विधि-निषेध वाक्य ब्राह्मण आदि ग्रन्थों 
के हैं, जिनके प्रवक्ता अस्मदादि सदृश मानव व्यक्ति हैं। यद्यपि वे उच्च कोटि के 
लोककर्त्ता पुरुषों में हैं, फिर भी उनमें जम, प्रमाद आदि दोषों का होना सम्भव 
है, अत: धर्मज्ञान के नि्मित्त की परीक्षा होनी चाहिए । 

इस विषय में आचाये उपवर्ष के कथन का तात्पय है---शब्द का प्रामाण्य सवेत्र 
उपदेष्टा की आप्तता पर निर्मेर है। भले ही उक्त विधि-निषषेध वाक्यों का उपदेष्टा 
परम आप्त परमेश्वर न हो, पर जो अतिमानव उपदेष्टा हैं, उनकी आप्तता में 
संशय व विश्वास, उनके प्रति अश्रद्धा व श्रद्धा होने पर निर्मर है। यद्यपि श्रद्धा, 
आप्तता व प्रामाष्य का निर्णायक नहीं; उस दशा में विधिवाक्ों द्वारा प्रति- 
पादित अर्थ का मूल परमेह्वरोकत वेद में देखना होगा । जो अंश वेदानुकूल है, वह 
अर्थ होने से धर्म है; जो वेदानुकूल नहीं है, वह अनर्थ होने से अधर्म है। इसी आश्यय 
के आधार पर सूत्रकार जैमिनि ने पठचम सूत्र में बादरायण आचार्य की सहमति 
का उल्लेख किया है। फलतः धर्मज्ञान के निमित्त की परीक्षा करना निष्प्रयोजन 
है। 

यदि ऐतरेय आदि ब्राह्मणों के मानव-प्रोक्त होने से उनमें अमादि दोष के 
सम्भव होने के कारण उनके प्रामाण्य में सन्देह हो सकता है, तो उसके निवारण 
के लिए वेदसूलकता का आश्रय लिया जा सकता है ? इससे उक्त विधि-नि्षेधर 
आदि बाक्यों की प्रामाणिकता के लिए आप्तोक्त होने की रेखा परम आप्त परमेदवर 
तक पहुँच जाती है। अत: उनका प्रामाण्य निर्भ्रान्त हो जाता है। तब धर्मेज्ञान के 
निमित्त की परीक्षा करना व्यथं है; वह विधि आदि वाक्‍्यों द्वारा असन्दिग्ध रूप 
में जान लिया जाता है, जो वाक्य 'शब्द' प्रमाण-रूप है, जिसे स्वीकृत छह प्रमाणों 
में गिना गया है । 

आचाये उपवर्ष के अनन्तर होनेवाले शबर स्वामी, कुमारिल भट्ट, प्रभाकर 
आदि मीमांसकों को यह सन्देह सदा सताता रहा प्रतीत होता है कि यदि विधि- 


१. कौशी० ब्रा० ४॥१४॥ काण्ड सं० ६७॥ 
२. तुलना करें, तां० ब्रा० १६ र)। 


च््ड मीमांसा-दर्शन 


वाक्‍्यों को आप्तोक्त माता गया, तो वे आप्त मानव हो सकते हैं, और मानव में 
स्वभाव-दोबेल्य से भ्रम, प्रमाद आदि दोषों का उभरना अनायास प्राप्त है। 
ब्राह्मणादिगत विधियाक्यथों को परम आप्त परमेद्वरोक्त मातना सम्भव न था, 
अत: इन आचार्यों ने विधिवाक्यों के प्रामाण्य के लिए आप्तोक्तता के आधार को 
हटाकर, झब्द-अर्थे और उनके सम्बन्ध की नित्यता को आधार ठहराया, उसी के 
अनुसार प्रस्तुत सूत्रों का व्याख्यान किया जिसके लिए औत्पत्तिक: पद का 
"स्वाभाविक: , नित्य:' अर्थ करता उदाहरण है।' 

शब्द, अथ्थें और उनका सम्बन्ध, तीनों को नित्य स्वीकार किये जाने से शब्द- 
प्रामाण्य के लिए आप्त प्रवक्ता की जड़ ही उखड़ जाती है। वैदिक झब्द मित्य है, 
उसका प्रेरिता या प्रवक्‍ता कोई नहीं। अर्थ, यह सब संसार है, शब्द के अर्थरूप 
में वस्तुमात्र का व्यवहार होता है । यह सब भी नित्य है। इस प्रकार बेद- 
शास्त्र का प्रेरिता व जगत्‌ का ख्रष्टा अमान्य हो जाता है। यह स्थिति सूतकार 
जैजिनि को अभिमत प्रतीत नहीं होती, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार ज॑भिनि 
के उस लेख का विरोध होता है, जो उसने शब्द-प्रामाण्य के लिए प्रस्तुत सूत्र 
में बादरायण को सहमति का उल्लेख किया है। सहमति तभी सम्भव है, जब 
आब्दप्रामाण्य का आधार आप्तोक्तता को माना जाए। बादरायण ने वेदान्त के 
तृतीय सूत्र में ब्रह्म को शास्त्र (वेद) का योनि (कारण) माना है, जो उसके 
प्रामाण्य का आधार है। शबर स्वामी आदि मध्यकालिक आचार्थों ने इस तथ्य को 
उपेक्षा की है । इस विचार में ईश्वर का अस्तित्व भी अमान्य हो जाता है । 

सर्म के प्रारस्भिक काल में आदिपुरुष ब्रह्मा द्वारा वेद के शब्दों से वस्तुओं 
के नाम रक्खे गये; यह मन्‌ ने अपने धर्मंशास्त्र' में बताया है। इससे स्पष्ट होता 
है अमुक शब्द अम्ुक अर्थ (वस्तु) का बोधक हो, ऐसा संकेत सर्गादिकाल में 
निर्धारित किया गया । 'भो' पद अमुक प्राणी का वाचक हो; 'अश्व' पद अमुक का; 
इस प्रकार लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए यह संकेत किया गया । इसी के अनुसार 
वाच्य-वाचकभाव-पम्बन्धरूप शक्ति 'पद' में निहित रहती है, जो पद का 


१. हलायुधकृत “मीमांसाशास्त्रसर्वस्व' की प्रस्तुत सूत्र-व्याख्या में सूत्र के 
'औत्पत्तिक:' पद का अर्थ 'अनित्य' किया है। वहाँ का पाठ है--/*' *** 
साधनायंघिदं सूत्रम्‌ । अस्थार्थ:---औत्पत्तिकोडनित्यः द्ब्दार्थंसम्बस्धः तस्य 
धर्मस्य निमित्तं पृर्वंसुत्रे समासान्‍्तर्गतो निभित्तशब्द इहानुषज्यते।” सम्भव 
है, यह पदप्राप्त अर्थ उपवर्ष की व्याख्या के अनुसार किया गया हो। शब्द 
को नित्य मानकर, अर्थ के साथ उसके सम्बन्ध को अनित्य मानने में कोई 
अनिवाय॑ बाघा नहीं है । 

२. द्रष्टव्य--मनुस्मृति, १२शा। 


अथ प्रथमाध्याये प्रथम पांद: 3 


उच्चारण व दशोन होने पर नियत बर्थ का बोध करातो है। शब्द के नित्य होने 
पर भी अर्थ के साथ उसका सम्बन्ध संकेत-कृत है, अतः नित्य नहीं माना जाना 
चाहिए। यह आचाय॑ उपवर्ष का विचार है। 

गत अधिकरण में शब्द, अर्थ और उनके परस्पर सम्बन्ध की नित्यता का कथन 
किया गया। परन्तु शब्द की नित्यता में आचार्यों का विसंवाद है। शब्द नित्य है, या 
अनित्य ? इसका निर्णय करने के लिए प्रस्तुत अधिकरण का प्रारम्भ किया। 
मीमांसा में 'शब्द अनित्य है' यह पृर्व॑पक्ष है, 'शब्द नित्य है” यह उत्तर पक्ष । 
प्रथम पुर्वेपक्ष का उपपादन सृत्रकार ने प्रारम्भ किया-- 


कमेंके तत्र दर्शनात्‌ ॥ ६॥ 


[छूम॑ ] किया गया, अर्थात्‌ जन्य है ( शब्द ), [एके] कतिपय आचार्य ऐसा 
मानते हैं। [तत्र ] शब्द की उत्पत्ति के विषय में [दर्शंनात्‌ ] देखे जाने से (प्रयत्त 
के) । अथवा, शन्दोच्चारण के प्रयत्न के अनन्तर शब्द के [दर्शनात्‌] उपलब्ध 
होने से । 

कतिपय आचार्यों का विचार है, शब्द उत्पन्न किया जाता है, क्योंकि उसकी 
उत्पत्ति के लिए प्रयत्न किया जाना देखा जाता है। 

शब्द दो प्रकार का है-वर्णात्मक और घ्वन्यात्मक | शब्द का पहला प्रकार मानव 
द्वारा उच्चरित होता है। आभिधानिक आचार्यो ने बताया-- जब कोई व्यक्ति कुछ 
कहना या बोलना चाहता है, तब आत्मा बुद्धि द्वारा वाच्य अर्थों को विचारकर 
बोलने की इच्छा से अन्तःकरण मन को प्रेरित करता है, शरीर में हरकत करता 
है, उससे प्राणवायु प्रेरित होकर मुख के:कण्ठ, तालु आदि स्थानों में टकराता हुआ 
यथाक्रम वर्णसमुदाय--शब्द के रूप में उच्चरित होता है।' आत्मा की इच्छा के 
अनुसार आन्तर और बाह्य करणों का यह समस्त प्रयत्नसाध्य व्यापार शब्दोच्चा- 
रणरूप में शब्द की उत्पत्ति को स्पष्ट करता है । 

ध्वन्यात्मक शब्द मानवेतर प्राणी तथा धण्टा, वेणु, वीणा, मृदंग आदि के 
सहयोग से उत्पन्न हुआ माना जाता है । वर्णात्मक शब्द न होने की दशा में मानव- 
मुख द्वारा उच्चरित शब्द भी ध्वन्यात्मक माना जाता है। स्पष्ट है, यह दोनों 
प्रकार का शब्द प्रयत्नसाध्य देखे जाने से अनित्य है। 

१. आत्मा बुद्धचा समेत्यार्थान्‌ सनो युंक्ते विवक्षया । 

सनः कायारितिमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ । 

मास्तस्तूज्चरन्‌ सन्‍द॑ततो जनयति स्वरम्‌ ॥ 

--पराणिनीय छिक्षा (इलोकात्मिका) 


३६ मीमांसा-दर्शन 
इस कारण भी अनित्य है-- 


अस्थानात्‌ ॥७॥। 

[अस्थानात्‌ ] स्थिर न होने से 

उच्चारण से पूर्व शब्द उपलब्ध नहीं होता; उच्चारण के अनन्तर क्षणमात्र 
में नष्ट अथवा अनुपलब्ध हो जाता है । शब्द के विषय में यह कहना भी अनुपपन्‍न 
है कि वह विद्यमान रहता हुआ उपलब्ध नहीं हो रहा । क्योंकि विद्यमान वस्तु 
की अनुपलब्धि में व्यवधान आदि कारण यहाँ कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए 
अस्थिर (उत्पत्ति-विनाशशील) होने से शब्द को अनित्य मानता संगत है। 

शब्द के अनित्य होने का अन्य कारण है-- 

करोतिशब्दात्‌ ॥५॥ 

[करोतिशब्दात्‌ | 'करोति' क्रियापद (शब्द) के प्रयोग से (झ्ब्द के विषय 
में)। 

घर बनाने के लिए जैसे लोक में 'घटं करोति” पदों का प्रयोग होता है, ऐसे 
ही शब्द के विषय में प्रयोग होता है--'शब्दं करोति/। 'कृब' धातु का अर्थ तव- 
निर्माण हैं; जो अब तक नहीं है, उसका नव-निर्माण, नवीन रूप में रचना । यह 
व्यवहार व प्रयोग अनित्य अर्थों के लिए नियत है । अत: शब्द को अनित्य मानना 
न्याय्य होगा । 

इस कारण से भी शब्द अनित्य है--- 

सत्त्वान्तरे च' यौगपद्मात्‌ ॥६॥॥ 

[सत्त्वास्तरे | अन्य पुरुष में (शब्द की) [च] और अथवा विभिन्‍न देझ् में 
[यौगपद्यात्‌ ] युगपत्‌ अर्थात्‌ समान काल में उपलब्धि होने से (शब्द अनित्य 
है) । 

सूत्र में “व' पद से 'देशान्तर' की पूर्ति कर लेनी चाहिए। विभिन्‍्त देशों में 
अनेक व्यक्तियों को समानकाल में गाय ले आओ' (गामानय ) आदि समान पदों 
की उपलब्धि होती है। मथुरा में देवदत्त ने अपने शिष्य को कहा---गामानय'। 
उसी समय पाटलिपुत्र में यज्ञदत्त ने अपने पुत्र को कहा--'गामानय' | विभिन्‍न 
स्थानों में अनेक व्यक्तियों द्वारा उच्चरित शब्द की यह स्थिति शब्द के अनित्यत्व 
को सिद्ध करती है। शब्द को नित्य माननेवाले आचार्य लाघव के कारण शब्द के 
एकत्व को भी स्वीकार करते हैं। एक ही शब्द विभिन्‍न व्यक्तियों द्वारा विभिन्‍न 
स्थलों में एक-साथ प्रयुक्त हो, यह व्यवहाय॑ प्रतीत नहीं होता | उच्चरित एकदेशी 


१. शामेश्वर सूरि विरचित 'सुबोधिनी' नामक जैमिनि-सूत्रवृत्ति के सूत्रपाठ में 
“ब' पद नहीं है। 


अथ प्रथमाध्याये प्रथम पाद: झ्रेज 


शब्द में उत्कृष्ट (महत्‌ ) परिणाम की कल्पना निर्युक्तिक है। जो शब्द जहाँ उच्च- 
रित होता है, वह अपने रूप में एक इकाई है। अनेक देशों में अनेक व्यक्तियों द्वारा 
समान काल में उच्चरित शब्द अनेक हो सकते हैं, एक नहीं । इसी कारण वे 
अनित्य हैं । 

इस कारण भी शब्द अनित्य है-- 


प्रकृतिविक्ृत्योश्च १ ० 


[प्रकृतिविक्ृत्यो:] प्रकृति-विक्ृति से [च] भी (शब्द अनित्य है) । 

बर्णों एवं शब्दों में प्रकृति-विकारभाव देखा जाता है। जहाँ प्रकृति-विकार- 
भाव है, वह निश्चित अनित्य है। जैसे सुवर्ण का विकार कुण्डल एवं मृत्‌ का'विकार 
घट आदि अनित्य हैं, वैसे ही 'दघि-अत्र' में 'दधि” के 'इ' का “यू” विकार होकर 
'दघ्यत्र' प्रयोग होता है। यह विकार शब्द की अनित्यता का साधक है। प्रकृति- 
विकार में परस्पर सादृश्य देखा जाता है । सुवर्ण-कुण्डल, म्‌द्‌-घट, काष्ठ-यूप आदि 
में जैसे परस्पर सादृश्य है, इसी प्रकार 'इ' और 'य्‌' में दोनों का तालुस्थान होना, 
तथा स्पष्ट और ईषत्स्पृष्ट प्रपत्तरूप सादृश्य है। यह स्थिति इनके प्रकृति-विकार- 
भाव को स्पष्ट कर अतित्यत्व को सिद्ध करती है ॥॥१०।॥॥ 

अन्य वक्ष्ममाण कारण से भी शब्द अनित्य है--- 


बुद्धिश्च कत्तं भूम्ताउस्य ॥११॥ 


[वृद्धि:] बढ़ोतरी है [च] और [कर्तु भुम्ना] कर्त्ताओं के बहुत होने से 
[अस्य ] इसको (शब्द की) । 

शब्द उच्चारण करनेवाले बहुत व्यक्ति जब मिलकर एकसाथ उच्चारण 
करते हैं, तब एक व्यक्ति द्वारा क्यि गये उच्चारण की अपेक्षा सामूहिक उच्चारण 
में शब्द की वृद्धि--बढ़ोतरी--महत्ता अनुभव होती है; अर्थात्‌ वह शब्द ऊँचे 
स्वर में सुनाई देता है। शब्द का इस प्रकार मन्‍्द और तीत्र स्वर उसकी अनित्यता 
का साधक है। एकमात्र नित्य वस्तु मन्‍्द भी हो और तीज्न भी, यह सम्भव नहीं। 

उच्चारण-विषयक ऐसे सामूहिक प्रयत्न को शब्द का अभिव्यंजक नहीं माना 
जा सकता। क्योंकि अभिव्यंजक चाहे अल्प हो या महान्‌, वह्‌ अभिव्यज्जू य के 
स्वरूप को नहीं बदल सकता । घट आदि पदार्थ के अभिव्यंजक प्रदीप, चाहे एक 
हो, या सहस्र हों, घट का स्वरूप प्रत्येक दक्षा में समान दिखाई देता है। फलतः 
शब्द के उच्चारण में पुरुष का प्रयत्त शब्द का उत्पादक है, अभिव्यंजक नहीं। 
अतः शब्द को अनित्य मानना प्रमाणसिद्ध है। ऐसी स्थिति में शब्द-अ्थ के 
सम्बन्ध को नित्य नहीं माना जा सकता | इसके फलस्वरूप धर्मज्ञान में उसे निमित्त 
बताना प्रामाणिक न होगा ॥ ११॥ 


इ८ मीमांसा-दर्शन 


शब्द नित्यत्वाइनित्यत्वविषयक इस महान्‌ पूर्वपक्ष को उपस्थित कर सूत्र- 
कार ने प्रतिसूत्र (प्रत्येक पूर्वेपक्ष का सूवानूसार) समाधान प्रस्तुत किया--- 


सम तु तत्न दर्शन ॥१२॥ 


[समम्‌ ] समान है [तु] तो [तत्र] शब्द के विषय में प्रयत्न के अनन्तर 
[दर्शनम्‌ ] दर्शव-ज्ञान । 

सूत्र में 'समम्‌' पंद के बल पर “मतद्रये” पद का तथा प्रयत्त के अनन्तर 
उच्चरित शब्द के--उच्चारण से पूर्व और पश्चात्‌ू--उपलब्ध न होने की स्थिति 
के अनुसार सृत्रार्थ की पृत्ति के लिए 'क्षण' पद का अध्याहार अपेक्षित है। शब्द 
नित्य है, या अनित्य ? ये शब्दविषयक दो मत हैं । जो शब्द को नित्य मानते हैं, 
उनका कहना है कि झब्द का यह उच्चारण या क्षणमात्र उपलब्धि स्थायी शब्द 
की अभिव्यक्त्तिमात्र है। जंसे प्रकोष्ठ-स्थित घटादि स्थायी पदार्थ प्रदीषादि 
प्रकाशरूप साधत्र के उपस्थित होने पर अभिव्यक्त हो जाते हैं, और साधन के 
अभाव में पुनः अननिव्यकत हैं, इसी प्रकार विवक्षाजन्य कोष्ड्य वायु को कष्ठ- 
तालु आदि के साथ अभिधातरूप साधन के उपस्थित होने पर स्थायी शब्द अभि- 
व्यक्त हो जाता है, साधन के अमाव में अनभिव्यक्त रहता है। 

जो आचार्य शब्द को अनित्य मानते हैं, वे प्रयत्त के अनन्तर उच्चारण आदि 
रूप में शब्द को उत्पन्न हुआ बताते हैं। उच्चारण से पहले उसका अभाव था, और 
उच्चारण के अनन्तर वह ध्वस्त हो जाता है, अर्थात्‌ उच्चारण से पूर्व या पश्चात्‌ 
शब्द का अस्तित्व नहीं है। 

सूत्रकार का तात्पय है, उच्चारणरूप में दाब्द का क्षणमात्र उपलब्ध होना--- 
नित्य, अनित्य--दोनों पक्षों में समान है । उच्चारण को चाहे शब्द की उत्पत्ति 
माना जाय या अभिव्यक्ति, इससे श्ब्द की उपलब्धि में कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
अत: शब्द का क्षणिक दशंन, दोनों मतों में से किसी एक का समर्थन नहीं करता। 
यदि सुपुष्ट प्रमाणों से यह सिद्ध कर दिया जाता है कि शब्द स्थायी है, नित्य है, 
तो शब्द के क्षणिक दंत को निश्चित ही झब्द की अभिव्यक्ति माना जायगा। इसी 
सन्दर्भ में पूर्व पक्ष के विपरीत तकों का समाधान आगे यथाक्रम प्रस्तुत है ॥ १२ ॥ 

सप्तम सूत्र द्वारा पूर्वपक्ष ने कहा, शब्द स्थायी तत्त्व नहीं है; क्योंकि उच्चा- 
रण के पूर्व और पदचात्‌ अनु पलब्ध है। सूत्रकार ने समाधान किया--- 


सतः परमदर्शंनं' विवयानागमात्‌ ॥१३॥ 


१. कुतूहलवृत्ति में 'परम्‌” पद का अर्थ 'बुक्त' किया है । [सतः ] विद्यमान दब्द 
का [अदशनम्‌ | अदर्शन [परम्‌ ] युक्त है, उचित है। [विषयानागमात्‌ ] 
ना के साथ अभिव्यंजक (संयोग आदि) को अप्राप्ति (अनागस | 

कारण । 


अथ प्रथमाध्याये प्रथम पाद: ३६ 


[सतः] विद्यमान (शब्द) का [परम्‌ | अभिव्यंजक प्रयल के पूर्वोत्तर काल 
में [अदर्शनम्‌ ] उपलब्ध न होना [विषयानागमात्‌ ] हब्दग्राहक श्रोत्ररूप विषय 
को प्राप्त न होने से होता है । 

शब्द सदा विद्यमान है, स्थायी है। विवक्षा से प्रेरित अभिव्यंजक वायु के -- 
कण्ठ , तालु आदि में---अभिघात से शब्द अभिव्यक्त हो जाता है। उच्चारणकाल 
में मुखगत वायु बाह्य स्तिमित (निष्क्रिय) वायु को घकेलता है, अर्थात्‌ अभिषात 
से उसे सक्रिय कर देता है । अपनी सक्रियता की क्षमता के अनुसार झब्द की तरंग 
सब ओर फैलती चली जाती है। श्रोत्र द्वारा शब्द का ग्रहण होना शब्द की अभि- 
व्यक्ति है । इस प्रकार वायु के संयोग-विभाग, शब्द के दर्शन-अदर्शन में निमित्त 
हैं। जब अभिव्यंजक वायुसंयोग रहता है, शब्द प्रकट होता है, सुनाई देता है । 
जब वायुसंयोग नहीं रहता, तब विद्यमान भी शब्द सुनाई नहीं देता | अभिव्यंजक 
के न रहने पर उसके पूर्वोत्तर-काल में विद्यमान भी शब्द का अदर्शन रहता है, 
उसका प्रत्यक्ष नहीं होता । 

संयोग आदि को शब्द का अभिव्यंजक मानते पर आशंका होती है--शब्द 
आकाद-देश माना जाता है, अर्थात्‌ आकाश में शब्द की अभिव्यक्षित होती है। 
हाब्द का ग्राहक श्रोत्र आकाशरूप है। आकाश सर्वत्र व्याप्त एक तत्त्व है। जो 
आकाश कर्ण-प्रदेश से सम्बद्ध है, वही समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। ऐसी दशा में 
शब्द की अभिव्यकित मथुरा में होने पर वह पाटलिपुत्र में भी सुनाई देना चाहिए, 
क्योंकि नित्यत्ववादी शब्द को नित्य एवं एक मानता है। तब एकत्र अभिव्यक्त 
शब्द सत्र आकाश में सुनाई देना चाहिए। 

इस आशंका के समाधान का संकेत प्रथम पंक्तियों में हो गया है । शब्द के 
अभिव्यंजक संयोग आदि की तथा वायु के बेग आदि की अपनी क्षमता सीमित 
है । जिस प्रदेश में अभिव्यंजक, शब्द को अभिव्यक्त करता है, उसकी क्षमता के 
अनुसार उततने प्रदेश में शब्द सुनाई देता है। दूरदेशस्थित श्रोत्र तक अभिव्यंजक 
संयोग आदि का सम्पर्क न हो सकने के कारण--वहाँ स्थित भी--शब्द अभि- 
व्यक्त नहीं होता। अत: मथुरास्थित अभिव्यंजक का प्रभाव पाटलिपुत्र में भी हो, 
ऐसी कल्पना करना निराघार है ॥ १३ ॥ 

अष्टम सूत्रोक्त पूर्वपक्ष का समाधान सूत्रकार ने किया-- 


प्रयोगस्थ परस्‌ ॥१४।॥ 


[ प्रयोगस्य ] प्रयोग - उच्चारण के [परम्‌ | तात्पर्यवाला है । 

शब्द के साथ “क्र” धातु के निर्देश का तात्पये केवल “शब्द के उच्चारण में 
है। 'शब्दं कुर' का केवल यह अर्थ है--शब्द का उच्चारण करो। “क” धातु का 
अर्थ केवल नवनिर्माण अथवा अभूत-आदुर्भावमात्र नहीं है। इस धातु को अनेक 


ड० भीमांसा-दर्शन 


अर्थों में विभिन्‍त' आचार्यों ने प्रयुक्त किया है । लोक में प्रयोग हौता है--गौम- 
यान्‌ कुरु' इसका अर्थ है--संवाहे गोमयात्‌ एकत्रीकुरु--कुरड़ी (घूरे) पर गोबर 
को इकट्ठा करो। यहाँ “' धातु का अथे 'नवनिर्माण' न होकर "एकत्रित करना' 
है। इसी प्रकार प्रस्तुत में 'शब्दं कुर' का अर्थ शब्द का उच्चारण करता है, शब्द 
का निर्माण नहीं ॥ १४॥ 

नवम सूत्र द्वारा प्रस्तुत पूर्वपक्ष का सूतनकार ने समाधात किया--- 


आदित्यवद्यौगपद्यम्‌ ॥१५॥ 


[आदित्यवत्‌] आदित्य--ल्ू्य के समान |सौगपद्यम्‌ | युगपतू--एकसाथ 
(अनेक देशों में) शब्द की उपलब्धि समफनी चाहिए। 

देशान्तर-स्थित विभिन्‍न व्यक्तियों द्वारा समान काल में एक ही शब्द का उप- 
लब्घ होना व्यवहाये नहीं; यह जाक्षेप निराधार है । सूर्य जब प्रात:काल पूर्व दिशा 
में उदय होता है, तब पृथिवी के उस भाग पर बसे दूरस्थित विभिन्‍न व्यक्ति एक 
ही सूये को उस दिश्ला व देझ्ष में देखते हैं। सूये एक है, देश भी उसका एक है; 
उपलब्धा व्यक्ति व उपलब्धि के साधन अनेक हैं। इसी प्रकार शब्द एक है, शब्द 
का देश (आकाश ) भी एक है । व्यक्ति व संयोग आदि साधन अनेक हैं। जैसे एक 
सूर्य अनेक देशस्थित व्यक्तियों द्वारा साधनों की विद्यमानता में युगपत्‌ू उपलब्ध 
होता है, इसी प्रकार एक महान्‌ (आकाशव्याप्त) शब्द पंयोगादि साधनों की 
विद्यमानता में दूर-स्थित विभिन्‍न व्यक्तियों द्वारा युगपत्‌ उपलब्ध होता है। 
शब्द के अभिव्यंजक साधन जहाँ विद्यमान होंगे, शब्द उपलब्ध होगा। इसमें यौगपद्य 
बाधक नहीं हो सकता | न यह अव्यवहापं है, और न छाब्द के सतत सुनाई देते 
रहने की सम्भावना हो सकती है ॥१५॥ 

दसवें सूत्र द्वारा प्रस्तुत पूर्व पक्ष मी निराधार है। सूत्रकार ने बताया-- 


वर्णान्तर'मविकारः ॥१६॥ 


१. सूज्रकार जैमिनि ने स्वयं [४॥२।६] सूत्र में 'कृ” धातु का प्रयोग आदान' 
(ग्रहण करने ) अर्थ में किया है। व्याकरण महाभाष्य [१३।१] में 'पुष्ठं 
कुरु, पादौ कुर/ प्रयोग हारा 'क' का उपयोग “निर्मल (शुद्ध) करने' अर्थ में 
किया है। ताण्ड्य ब्राह्मण [१३॥३॥२४] में 'मन्त्रकृत्‌' का अर्थ 'न्त्रों के 
प्रयोक्ता' माना गया है । यहाँ 'क्॒/ घातु का अर्थ 'प्रयोग करना' है। लोक 
में “रखना' अर्थ में भी 'क” घातु का प्रयोग देखा जाता है--'घटे कुरु, प्रकोष्ठे 
कुरु' इत्यादि । 

२. “शब्दास्तरम्‌' पाठा० 'रामेदवर सूरि विरचित सुबोधिनी चृत्ति | 


अथ प्रथमाघ्याये प्रथम पाद: ड१ 


[वर्णान्तरम्‌] एक वर्ण के स्थान में अन्य वर्ण का प्रयोग किया जातो 
[अविकारः ] विकार नहीं है । 

“दि --अत्र' पद में 'इ' के स्थान में व्यवहार के लिए “यू! का प्रयोग होना, 
वर्णों में प्रकृति-विकार-भाव का व्यवस्थापक नहीं है। आभिधानकों ने इसे विकार 
न मानकर “आदेश' कहा है। एक वर्ण के स्थान में व्यवहारानुकूल अन्य वर्ण के 
प्रयोग की व्यवस्था आदेश है । इकार और यकार परस्पर सर्वंथा भिन्‍न वर्ण हैं; 
कोई किसी का विकार या प्रकृति नहीं। जैसे मिट्टी से घड़ा, सुवर्ण से कुण्डल, 
वीरण नामक तृण (पनी नामक घास की जड़, जो 'खस' नाम से प्रसिद्ध है। यह 
दुमट किस्म की नमी की जगह में प्रायः पैदा होती है) से चटाई आदि बनाये जाते 
हैं, इनमें प्रकृति-विकारभाव है, वैसा वर्णों में नहीं । 

शब्द को नित्य माननेवाले व्याकरणश्ञास्त्र में इस सिद्धान्त को स्वीकार 
किया है।* 

यह तो स्वाभाविक है; परन्तु छब्द को अनित्य माननेवाले न्यायबास्त्र में 
भी वर्णों के प्रकृति-विकारभाव की मान्यता को स्वीकार न कर आदेशपक्ष को 
सिद्धान्त माना है।* किन्‍्हीं दो वस्तुओं का साघारण सादृइय उनके परस्पर प्रकृति- 
विकारभाव का प्रयोजक नहीं होता । कूण्डे में रखे दही और बोइया में रक्खे माघी 
फूलों के उज्ज्वल इ्वेतरूप सादृश्य को क्या उनके परस्पर प्रकृति-विकारभाव का 
साधक माना जा सकेगा ? फलत: वर्णों में प्रकृति-विका रभाव की कल्पना कर शब्द 
की नित्यता पर जो आशक्षेप किया गया, वह नितान्‍्त निराघार है ॥ १६॥। 

ग्यारहवें सूत्र द्वारा प्रस्तुत आक्षेप का सूत्रकार ने समाधात किया-- 


नादवृद्धि: परा! ॥१७॥ 
[नादवृद्धि:] नादविषयक वृद्धि--बढ़ोत री है| परा | अतिशय अथवा अन्य । 


१. महाभाष्यकार पतंजलि ने इस विषय पर चर्चा करते हुए सिद्धान्त बताया-- 
सर्वे सर्वेपदादेशा दाक्षिपुत्रस्थ पाणिनेः । 
एकदेशविकारे हि नित्यत्व॑ नोपपग्यते ॥ [ १।१२० ] 
पाणिनि के मत में पूरे एक पद के स्थान पर दूसरा पद आकर बैठ जाता है। 
यही आदेश्ञ है। पद के एकदेश में विकार मानने पर शब्द का नित्यत्व उप- 
पन्‍न नहीं होता । 
“दघि-अत्र पूरे पद के स्थान पर 'दघ्यत्र' पद का प्रयोग मान्य है । 
२. द्रष्टव्य--न्यायदर्शन, समाष्य [२।२।४०-५६] 
३. रामेदवर सूरि विरचित सुबोधिनी व्याख्या के सृत्रपाठ में विसर्ग न होकर 
समासयुक्‍त “नादवृद्धिपरा' पाठ है। शितिकण्ठ कृत “सुबोधिनी” व्याख्या में 
दोनों पद पृथक्‌ (नादवृद्धि: परा) रूप में पठित हैं। 


डर मीमांसा-दर्शन 


सूत्र में दूसरा 'परा' पद पहले पद का विज्ञेषण होने से स्त्रीलिंग में प्रयुक्त 
है। 'पर' पद के दो अर्थ प्रसिद्ध हैँ---अतिशय और अन्य । ग्यारहवें आक्षेप में कहा 
गया है कि शब्द की मन्‍्दता और तीव्रता, त्थवा मृदुता और पटुता उसके अनेक 
व अनित्य होने के साधक हैं। सृत्रकार का उत्तर है, मुदुता व पटुता धर्म वर्ण 
अथवा शब्द के नहीं हैं। ये 'नाद' के धममं हैं; उसी में वृद्धि अथवा वृद्धि का 
अतिशय रहता है, वर्ण अथवा दब्द में नहीं | एकत्रित होकर अनेक व्यक्तियों द्वारा 
उच्चरित वर्णों या शब्दों का प्रचय (हेर) पदुता अथवा तीव्रता हो, ऐसी बात 
नहीं है, क्योंकि दब्द निरवयव है; प्रचय उन्हीं वस्तुओं में सम्भव है, जो सावयव 
हों। शब्द ऐसा नहीं, अतः शब्द में प्रचय की कल्पना निराघार होने से पदुता या 
महत्ता उसका घ॒र्म सम्भव नहीं | ४” 

सूजकार का कहना है--यह “नाद' का धमे है। 'नाद' क्या है? इसका 
विवरण व्याख्याकारों ने दिया---शब्द के अभिव्यंजक संयोग-विभाग जब निरन्तर 
किये जाते हुए शब्द को अभिव्यक्त करते हैं, तब वे (संयोग-विभाग ) 'नाद' शब्द 
से कहे जाते हैं। तात्पयं हुआ---जब अनेक व्यक्ति मिलकर शब्द उच्चारण करते 
हैं, अथवा भेरी (तगाड़ा) आदि को निरन्तर अभिहत करते हैं, तब उच्चारण के 
वे ही अनेक वर्ण व अनेक ध्वनियाँ कान के पूरे पर्दे को व्याप्त कर सुनाई देते हैं । 
पदुतता-मन्दता (ऊँच-नीच), निरन्तर होनेवाले या न होनेवाले संयौग-विभाग का 
धर्म है। दोनों अवस्थाओं में वर्ण एक ही रहते हैं। 'गामानय' पद चाहे मन्द कहे 
जायें या तीज, इन पदों में कोई अन्तर नहीं आता; “सुनाई देना, या सुनना क्रिया 
में अन्तर हो सकता है, जिसका कारण व्यंजक की तीब्रता-मन्दता है । 

जैसे प्रकोष्ठ में रक्ले घटादि पदार्थों में व्यंजक प्रकाश की मन्दता व तीव्रता 
से कोई जन्तर नहीं आता--'दिखाई देना या देखना क्रिया में भले ही स्पष्टता व 
अस्पष्टता का अन्तर रहे, पर स्थायी घटादि में कोई अन्तर नहीं--ऐसे ही स्थायी 
शब्द सदा एक बना रहता है, उसमें मन्दता-तीव्रता आदि धर्म कभी नहीं होते । ये 
घर्म, शब्द के अभिव्यंजक संयोग'-विभाग के हैं, जो 'नाद' शब्द वाच्य हैं ॥ १७॥ 

शब्द के नित्यत्व में ग्यारह आक्षेपों का समाधान कर सूत्रकार ने वक्ष्यमाण 
हेतुओं से शब्द को नित्य सिद्ध करने के प्रसंग में प्रथम हेतु प्रस्तुत किया-- 


१. मन्दता-तीब्रता शब्द के धर्म नहीं हैं, व्याख्याकारों ने इसमें शब्द की निर- 
वयबता को हेतु बनाया है। परन्तु संगयोग-विभाग भी मिरवयव हैं। जो 
पक्ष छाब्द को अनित्य मानता है, वह शब्द व संयोग आदि समान रूप से गुण 
कहता है । प्रत्येक गुण निरवयव है। सावयव केवल अनित्य द्रव्य होता है। 
निरवयव शब्द के धर्म मन्दता-तीव्रता न हों, नत्िरवयव संयोग-विभाग के 
हों, इसमें कोई नियामक प्रतीत नहीं होता । यह विचारणीय है। 


अथ प्रथमाध्याये प्रथम पाद: डरे 


नित्पस्तु स्पाइशेनस्थ परार्थत्वात्‌ ॥१८॥ 


[लित्यः] नित्य [ठु] तो, अथवा--ही [स्थात्‌] है, शब्द [दक्षैनस्थ ] 
उच्चारण के [परार्थत्वात्‌ ] पराथ्थे होने से । 

शब्द का उच्चारण अन्य व्यक्ति को अर्थविशेष का बोध कराने के लिए 
किया जाता है । यदि शब्द अनित्य हैं, और उच्चारण के अनन्तर तत्काल नष्ट 
हो जाता है, तो अन्य को बोध कराने के लिए उच्चारण किया जाना ही व्यर्थ है; 
क्योंकि उस दशा में शब्द का उच्चारम्रिता अन्य को बोध कराने में असमर्थ रहेगा। 
यदि उच्चारण के अनन्तर भी शब्द रहता है, उसका नाश नहीं होता, तो अनेक 
बार उसके प्रयोग में आने से बोध कराया जाता तथा बोध होना युक्त है। शब्द 
को अनित्य मानने पर उसी शब्द के अनेक बार व्यवहार में अथवा प्रयोग में आने 
की स्थिति कभी नहीं आ सकती; क्योंकि उत्पन्नप्रध्वंसी (उत्पन्न होते ही नष्ट 
होनेवाला) शब्द उच्चरित होने पर प्रत्येक बार नया होता है। इसी कारण इस 
पक्ष में एक झाब्द का अनेक बार प्रयोग सम्भव नहीं । न वह किसी अथे का बोध 
कराने में समर्थ है। 

यह कहना भी युक्त न होगा कि बोद्धा आदि, उस शब्द के सदृश शब्दों का 
प्रयोग व व्यवहार अनेक बार पहले करते रहे हैं; इसके अनुसार अन्य को अर्थ का 
बोध कराने का प्रयोजन, शब्द को अनित्य मानने पर भी सिद्ध हो सकता है। शब्द 
का अर्थ के साथ सांकेतिक (कृत्रिम, किसी के द्वारा बनाया गया, संकेत किया गया ) 
वाच्य-वाचक भाव-सम्बन्ध सादृश्यमूलक माने जाने में कोई बाधा प्रतीत नहीं 
होती । 

यह कथन इसलिए अयुकत है कि शब्द-अर्थ का परस्पर सादृश्यमूलक सांके- 
तिक सम्बन्ध मानने पर, शाला-माला, सकल-शकल, सकृत्‌-शक्रृत आदि सदृश- 
पदों में व्यामोह (भ्रम) से वाउछनीय अर्थ का बोध कराना ही नष्ट हो जायगा। 

गो पद के अपश्रंश रूप 'गावी” आदि पदों से गाय प्राणी का यथार्थ बोध इन 
पदों की सादृब्यमूलकता पर आधारित नहीं है, प्रत्युत वक्ता “गो' पद के स्थान पर 
ध्योवी' पद का प्रयोग करना अभिवांछित मानता है, तथा श्रोता व बोद्धा उसे 
उसी प्रकार समभता है। अनित्य शब्द मानने पर झब्द-अर्थ के क़त्रिम (सांकेतिक ) 
सम्बन्ध तथा व्यवहार दोनों कार्यों का--उच्चारणरूप एकमात्र प्रयत्न सै 
किये जाने का कथन अन्याय्य होगा । फलत: शब्द तथा शब्दाथथे-सम्बन्ध को नित्य 
माने जाने पर 'ही'' शब्दोच्चारण अन्य व्यक्ति को अर्थ-बोध कराये जाते में 
१. सूत्र में 'तु' पद का अर्थ कुतूहलवृत्ति में “अवधारण' किया है (यु० मी०)॥। 

वस्तुतः “तु पद का यह तात्पय सम्भव है। गत सूत्रों से नित्य पक्ष में ग्यारह 
आश्षेपों का समाधान कर सूत्रकार अब शब्दनित्यत्व-पक्ष में स्वतत्र हेतु 


है मीमांसा-दर्शन 


सफल हो सकता है ॥ १८॥ 
सूत्रकार ने झब्दनित्यत्व में दूसरा हेतु प्रस्तुत किया -- 


सर्वत्र यौगपग्ञात्‌ ॥१६॥॥ 


[सत्र ] सब गायों में (गो पद का उच्चारण किये जाने पर) [यौगपद्यात्‌ | 
ग्रुगपत्‌--एक-साथ (गोमात्र का) ज्ञान हो जाने से 

किसी पद से उसके अर्थ का बोध होने के अनेक कारण होते हैं।' उनमें 
साधारण जन के बोघ के लिए सर्वसुलभ साधत्त वृद्धव्यवहार है। बड़ों के परस्पर 
वार्तालाप के अनुसार सक्रिय व्यवहार के द्वारा, समीप बैठा या खेलता हुआ बालक 
बड़ों के द्वारा उच्चरित पदों के अर्थों को जान लेता है। गाय लाओ' कहने पर 
लाये हुए प्राणी को 'यह गाय है' तथा “मेंस लाओ' अथवा “घोड़ा लाओ' कहने पर 
लाये हुए प्राणी को 'यह भेंस है! अथवा यह घोड़ा है' इस प्रकार शब्द और अर्थ 
के नियत वाच्य-वाचक-सम्बन्ध को अनेक बार के व्यवहार से बालक जान लेता 

| 

हे इसमें रहस्य यह है---गाय लाओ” कहनेवाले वक्‍ता का तात्पयें गो पद से 
गायमात्र का निर्देश करना नहीं है। यह भी नहीं है कि चाहे जिस गाय कोले 
आओ । यह निर्देश उस समय एक विशिष्ट गाय के लिए किया जाता है। परन्तु 
यहाँ भी 'गो' पद, समस्त गो-जातिरूप अपने अर्थ की अभिव्यक्ति को खो नहीं 
देता। यही कारण है--दो-चार बार उक्त वृद्ध-व्यवहार को देखने के अनन्तर 
बालक को फिर कभी यह बताने की आवश्यकता नहीं होती कि गोपद-बोध्य यह 
गाय है, घोड़ा नहीं हैं। वह बिना किसी के बताये संसार-भर की समस्त गायों को 
पहुचानता है, और यह भी जानता है---इसका वाचक पद 'गो' है। इससे स्पष्ट 
है--'गो' पद व्यक्तिविज्षेष प्राणी को कहने के साथ 'समस्त जाति' रूप अर्थ को 
अभिव्यक्त करता है। 


प्रस्तुत करना चाहता है। प्रसंग के प्रारम्भ में उक्त पद का प्रयोग शब्द की 
नित्यता के निवचय का संकेत करता है। भाष्यकार (शबर स्वामी) ने प्रथम 
आक्षेप के समाधान में सूचित किया है---यदिं शब्द की नित्यता सुपुष्ट प्रमाणों 
से निश्चित की जाती है, तो आक्षेपों के ये सब समाधान युक्तियुकत होंगे, 
उसी का यह अवसर है ॥ इस भावना से उक्त पद का तात्पर्य 'अवधारण' 
साधार है। सूत्र के 'स्थात्‌' क्रियापद को वर्तमानार्थक समभना चाहिए। 
१. आचार्यों ने शक्तिग्रह (अमुक वाचक पद का अमुक अर्थ वाच्य है, इस) के 
ये कारण बताये हैं-- 
शक्तिग्रह॑ व्याकरणोपसान फोशाप्तवाक्याद्‌ व्यवहारतबच । 
धाक्‍्यस्य शेषाद्‌ विवृतेबंदन्ति सान्निष्यतः सिद्धपदस्य वृद्धा:॥ 


अंथ प्रथ॑माध्याये प्रथम पा: है 


यदि झब्द-अर्थ के इस सम्बन्ध को किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्रिम- 
सांकेतिक माना जाता है, तो वह संकेत अंग्रुलिनिर्देशपुवंक किसी विशेष गोपिण्ड 
व्यक्ति के प्रति ही किया जा सकता है; जातिमात्र के प्रति ऐसा निर्देश सम्भव न 
होगा, अतः शब्द-अर्थ का यह सम्बन्ध नित्य-नेसगिक है, यही मानना व्याय्य है। 

इस प्रसंग में यह भी ध्यान रखना चाहिए--यदि शब्द को अनित्य माना 
जाता है, तो संकेतकर्त्ता ने जिस पद का जिस अर्थ के साथ सम्बन्ध का संकेत 
किया, वह पद उच्चारण के अनन्तर नष्ठ हो गया। तब सम्बन्ध का रहना भी 
सम्भव नहीं, वह भी नष्ट हो गया । तब प्रत्येक बार 'गो' पद के उच्चारण के साथ 
सम्बन्ध-संकेत किये जाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रत्येक उन्चारण पर पद 
सर्वथा नवीन'होता है, जिसका अथ्थ के साथ सम्बन्ध-संकेत कभी नहीं किया गया । 
इस रूप में लोक-व्यवहार ही नष्ट हो जायगा। इससे स्पष्ट हो जाता है, प्रत्येक 
आर में उच्चा रण किया गया “गो” पद एक ही है । 'स एवायं गकार:” अथवा 'तदे- 
बेदं गोपदम्‌' इस प्रकार की निर्बाध प्रत्यभिज्ञा वर्णों एवं पदों के विषय में स्वे- 
बिदित है। लोक में सर्वसाधारण द्वारा भी प्रायः ऐसा व्यवहार होता देखा जाता 
है । सर्वत्र एकसाथ देखा जाता हुआ यह व्यवहार शब्द की नित्यता का साधक 
है॥१६॥ 

शब्द को नित्यता में सूत्रकार ने तीसरा हेतु प्रस्तुत किया-- 


संख्याउभावात्‌ ॥२ ०१ 


[संख्या5भावात्‌ | संख्या के अभाव से (शब्द के साथ) । 

एक व्यक्ति अपने साथी को कहता है--- मैं प्रतिदिन प्रात: सौ बार गायत्री 
मन्त्र का जप करता हूँ । मन्त्र एक है, जो शब्दरूप है। सौ का सम्बन्ध “जपना! 
क्रिया के साथ है, मन्त्र के साथ नहीं । मैंने आपको दस बार कहा है 'घर छोड़कर 
कहीं न जाओ। यहाँ शब्द-समूह---वाक्य एक है; दस संख्या का सम्बन्ध 'कहता' 
क्रिया के साथ है। एक 'गो' शब्द को अनेक बार उच्चारण करने पर व्यवहार 
यही होता है कि गो शब्द अनेक बार कहा । यह व्यवहार नहीं होता है कि अनेक 
“मो! शब्द कहे । इससे स्पष्ट होता है--वब्द स्थायी है, नित्य है। वही शंब्द बार- 
बार उच्चरित होता रहता है। कोई भी शब्द अपने पूर्व-उच्चरित शब्द से भिन्‍न 
नहीं होता । साधारणजत भी यह जानते हैं, और व्यवहार भी ऐसा करते हैं, 
एक ही 'गो' शब्द बार-बार उच्चरित होता रहता है। 

शब्द की इस एकता को सादृश्यमूलक नहीं कहा जा सकता ; क्योंकि प्रवक्ता 
व्यक्ति की जानकारी और व्यवहार में यह कभी नहीं देखा-सुना जाता कि प्रथम 
उच्चरित गो शब्द के सदृश यह गो शब्द उच्चारण किया जा रहा है; भ्रत्युत 
जानकारी और व्यवहार यही रहता है कि यह वही गो शब्द है जिसको पहले 


हद मीमांसा-दर्शन 


उच्चरित किया था । अत: शब्द की एकता को सादृश्यमूलक अ्न्ति नहीं कहा जा 
सकता | वस्तुओं के भेद का प्रथम स्पष्ट ज्ञान होने पर ही भ्रान्ति हुआ करती है; 
परन्तु एक गो शब्द अन्य गो शब्द से भिन्‍न है, इसमें प्रत्यक्ष आदि कोई प्रमाण 
नहीं है । 

एक बार गो शब्द का उच्चारण करने के अनन्तर जब कालास्तर में दुबारा 
उस पद का उच्चारण किया जाता है, तब स्पष्ट ही दोनों उच्चारणों के अन्तराल- 
काल तथा पूर्व और पश्चात्‌ शब्द अतुपलब्ध रहता है। इस अनुपल्ब्धि का कारण, 
शब्द के अभाव को माना जाना असंगत होगा । कारणान्‍्तरों से शब्द का स्थायी 
व नित्य होना सिद्ध है। स्थायी पदार्थ यदि एक समय किसो कारणवश उपलब्ध 
नहीं हो रहा, तो इतने मात्र से वह नष्ट हो गया, था उसका अभाव हो गया, ऐसा 
नहीं माना जा सकता । यदि कोई व्यक्ति अपने अन्य किसी मित्र से मिलने उसके 
घर जाता है, घर के पारिवारिक जन कारणवश कहीं बाहर गये हैं, वह उन्हें 
अनुपलब्ध पाता है। कुछ ही देर में वे वापस आजाते हैं। तो क्या उनकी उस 
अनुपलब्धि से यह समक्ा जा सकता है कि वे नष्ट हो गये थे ? और अब नये 
उत्पन्न हुए हैं? ऐसा कदापि नहीं समफा जा सकता । ठीक यही स्थित्ति शब्द के 
विषय में है। फलत: स्थायी एक शब्द का ही अनेक बार उच्चारण होता रहता 
है। शब्द के भिच्न न होने से शब्द में ट्वित्वादि संख्या का अभाव है। एकत्व संख्या 
अखण्ड है, यह भेद की साधक न होकर बाघक है ॥२०॥ 

शब्द के नित्यत्व में सूच्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया--- 


अनपेक्षत्वात्‌ ॥२१॥ 

[अनपेक्षस्वात्‌ | अपेक्षित--ज्ञान न होने से (शब्द के नाश का कारण) । 
शब्दनाश के कारण का ज्ञान न होने से शब्द नित्य है । 

यह एक व्यवस्था है-- जो पदार्थ उत्पन्न होता है, कालान्तर में बह नष्ट हो 
जाता है| परन्तु जिस पदार्थ को उत्पन्न होते हुए हम नहीं देख पाते, अर्थात्‌ 
जिसकी उत्पत्ति को हमने नहीं देखा, ऐसे पदार्थ को देखकर उसके विनाश का 
निश्चय हो जाता है। नये वस्त्रकों देखकर नितान्त ग्रामीण व्यक्ति भी यह जानता 
है कि घागों के सीधे-आड़े संयोग से यह कपड़ा बना है । संयोग के विच्छिन्न हो 
जाने पर अथवा घागों के टूट जाने पर यह कपड़ा नष्ट हो जायगा; यद्यपि उस 
व्यक्तित ने उसे उत्पन्न होते नहीं देखा । परल्तु इसके विपरीत, शब्द के विषय में 
यह किसी ने नहीं जाना कि ये शब्द के उत्पत्ति-कारण हैं, और इत्तके विनाश से 
झब्द का विनाश हो जायगा, शब्दविताश के कारण उपलब्ध न होने से शब्द नित्य 


है, यह निश्चय होता है ॥२१॥ 
शिष्य जिज्ञासा करता है--शब्द के उत्पत्ति-विनाश के कारण उपलब्ध नहीं 


अथ प्रथमाष्याये प्रथम पादः डछ 


हैं, यह कथन संदिग्ध प्रतीत होता है; क्योंकि आन्तरिक वायु उमरकर जब मुख 
के कण्ठ-तालु आदि स्थानों में अभिघात (संयोगविशेष) करता है, तमी शब्द का 
उच्चारण होता है । इससे स्पष्ट है--वायु का संयोग, शब्द की उत्पत्ति का तथा 
उसका अभाव अर्थात्‌ वायु का विभाग, शब्द के विनाश का कारण है। आचार्य 
सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


प्रद्याध्भावाच्च योगस्य ॥२२॥॥ 


[अ्रस्याउभावात्‌ | विशेष ज्ञान के अभाव से [योगस्य ] योग 55 संयोग के । 
शब्द की अभिव्यक्ति में वायुसंयोग-विषयक विशेष ज्ञान (प्रख्यः) के अभाव से 
यह जिज्ञासा उठी । 

गत सूत्र की व्याख्या में व्याख्याकारों के विवरण के अनुसार यह स्पष्ट होता 
है कि गत सूत्र में सूत्रकार ने--शब्द का कोई उपादाव कारण मानने की दशा 
में -छाब्द-विनाश का कोई कारण उपलब्ध नहीं, ऐसा कहा है। यह स्वेमान्य 
विचार है कि प्रत्येक कार्य वस्तु का कोई उपादान-कारण अवश्य रहता है, उसके 
नाश से कार्यवस्तु का नाश हो जाता है। इसी को अन्य तस्त्र के अनुसार जन्य 
वस्तु के समवायि-असमवायि-निमित्तकारण के रूप में कहा जा सकता है। गत 
सूत्र में सूत्रकार ने शब्द के उत्पत्ति-विनाश के समवाय्रिअसमवाधि कारणों की 
अनुपलब्धि का निर्देश किया है । तात्पये है, शब्द का न कोई समवायि कारण है, 
न असमवाणयि कारण । इसलिए समवायि-असमवायि कारण के नाश से शब्द के 
नाश का प्रइन ही नहीं उठता । इसी मावना से गत सूत्र में शब्दविनाश के कारण 
की अनुपलब्धि का निर्देश किया है । झब्द की अभिव्यक्ति में वायुसंयोग का योग- 
दान समवायि-असमवायि-कारणता के अन्तर्गत नहीं आता । शब्द के प्रति संयोग- 
साचिव्य की वास्तविकता को न समभकर जिज्ञासा की गई है, यह प्रस्तुत सूत्र से 
स्पष्ट किया है। 

जिज्ञास्‌ ने वायु एवं वायु-संयोग-विभाग को शब्द की अभिव्यक्तित में उपादान 
अथवा समवायि-असमवायि कारण समभकर जिज्ञासा की। उसी के अनुसार 
शिक्षाकार आचार्यों का प्रमाण उपस्थित किया--वायुरापद्यते शब्दताम्‌” वायु 
१. शाबरभाष्य व अन्य व्याख्याओं में यह वाक्य उद्धृत हैं। मूल-स्थान का निर्देश 

नहीं दिया गया। पण्डित युधिष्ठिर मीमांसक ने वैदिक साहित्य से इसी 
आशय के अनेक सस्दर्भों का संकलन इस सन्दर्म की टिप्पणी में किया है । 
गे श्ाबर-भाष्य हिंन्दीखूपान्तर-सहित के पृष्ठ ७७ पर द्रष्ठव्य हैं। प्राचीन 
आचार्यों के इन सन्दर्भों का तात्पयं--शब्द की अभिव्यक्ति के श्रति वायु 
की निमित्तता प्रकट करना है। न ये सन्दर्भ पृर्वपक्ष के हैं,न इनका अभि- 


८ मौमांसा-दर्शन 


शब्दभाव को प्राप्त हो जाता है। इससे प्रतीत होता है---शब्द वायु का परिणाम 
अथवा विकार है । 

आचार्य सूत्रकार ने कहा--आब्द की अभिव्यक्तित के श्रति वायु एवं वायु- 
संयोग के योगदान की विशेष जानकारी की ओर ध्यान नहीं दिया । शब्द की अभि- 
व्यक्ति में वायु एवं वायुसंयोग निमित्तकारण मात्र हैं, उपादान अथवा समवायि- 
असमवायि कारण नहीं । यदि ऐसा होता, तो शब्द वायु-अवयवों का संघटनमात्र 
(सन्निवेश विशेष) होता । परन्तु शब्द का ऐसा स्वरूप जाना नहीं जाता । कारण 
यह है--वायु का ग्रहण त्वक्‌ (स्पशंक) इन्द्रिय से होता है; यदि शब्द बायवीय 
होता, तो उसका ग्रहण त्वक्‌ इन्द्रिय से होवा चाहिए था । इसके विपरीत शब्द का 
ग्रहण श्रोत्र इन्द्रिय से होता है, जो नहीं होना चाहिए था । वायु का ग्रहण श्रोत्र 
इन्द्रियसे नहीं हो सकता। इससे स्पष्ट होता है-शब्द वायु का विकार या परिणाम 
नहीं है। उसकी अभिव्यक्ति के श्रति वायु-निमित्तता की उपेक्षा नहीं की जा 
सकती । 

इस सूत्र के कतिपय पाठभेद उपलब्ध हैं। रामेइवर सूरि बिरचित सुवोधिनी 
नामक व्याख्या में 'प्रख्याभावाच्च योग्यस्य' सूत्रपाठ है। 'योग्य' पद का तात्यये है- 
श्रोत्र इन्द्रिय द्वारा होनेवाले प्रत्यक्ष का विषय । शब्द का शओत्र इन्द्रिय द्वारा 
ग्रहण किया जाता है। यदि झब्द को वायु का विकार माना जाता है, तो श्रोत्र 
इन्द्रिय से उसका ग्रहण न होगा। अतः शब्द वायु-विकार नहीं है । 

कुतूहलवृत्ति में सूत्रपाठ है--प्रेक्षामावाच्च संयोगस्थ'; अर्थ किया है--- 
यदि शब्द वायुविकार हो, तो वायु-अवयवों का संयोग शब्द में दीखना चाहिए; 
जैसे तन्तुओं के विकार-पट (वस्त्र) में तल्तुओं का संयोग देखा जाता है । परन्तु 
वहाँ संयोग के (संयोगस्यथ ) न देखे जाने से (प्रेक्षाभावात्‌ ) शब्द वायु का विकार 
नहीं है। 

फलत: गत सूत्र में सूत्रकार का यह निर्देश कि शब्द के विनाश-कारण की 
अनुपलब्धि होने से वाब्द नित्य है--सर्वेथा यथार्थ है। कार्य का विनाश सर्वंदा 
समवायि-असमवायि कारण के विनाश से होता है, जो शब्द में सम्भव नहीं; अतः 
शब्द नित्य है ॥२२॥ 

शब्द के नित्य होने में सूत्रकार ने प्रमाण का संकेत किया-- 


प्राय शब्द को वायु का विकार या परिणाम बताना है। वे सन्दर्भ इस प्रकार 
हैं---“'बायु: रवात्‌ । शब्दस्तत्‌ (वाज० प्राति० १६, ७) ऋक्‌ प्रातिशाख्य 
(१३१), तैत्तिरीय प्रातिशाख्॑य (२२), भतृंहरि का वाक्यपदीय ब्रह्म- 
काएण्ड में--वायोरणूनां ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते” (कारिका १०७), 
'स्थानेष्वभिहतो वायु: शब्दत्वं प्रतिपद्यते' (कारिका १०८) । 


अँथ प्रथमाध्याये प्रथम पा्द: 0 


लिड्भदर्शनाच्च ॥२३॥॥ 

[लिज्जुद्शनात्‌ | लिज़ (प्रमाण) के देखे जाने से [तर] भी (शब्द नित्य है, 
यह समभना चाहिए) । 

ऋग्वेद [८।७४।६] में पाठ है--'वार्चा विरूप नित्यया; ऋचा के इस अंश 
में शब्दरूप वाक्‌ (वाणी) को नित्य कहा है | इस सूकत का ऋषि विरूप है। देवता 
अग्नि है। सूकत का मुख्य प्रत्तिपाथ विषय अग्नि का स्तवन अथवा वर्णन करना 
है। परन्तु प्रसंगवश वाणी -- शब्द की नित्यता भी इससे सूचित हो जाती है। 
“लिज्भू पद का तात्पये है-- छिपे अर्थ को प्रसंगत: प्रकट' करना--.“लीनमर्थ गसयति 
बोघयति इति लिज्रू म्‌' | अग्नि-वर्णनपरक ऋगवाक्य प्रसंगत: वाक्‌ - उच्चारण- 
रूप शब्द की नित्यता का भी कथन करता है। मत: शब्द को नित्य मानना पूर्णतया 
प्रामाणिक है ॥।२३॥ (इति शब्दनित्यताधिकरणम्‌-- ६) 

अथ वेदस्यार्थ प्रत्यायकत्वम्‌-अधिक रणम्‌--७ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--शब्द तथा शब्द-अर्थे के सम्बन्ध को नित्य मानने 
पर भी विधिवाक्य (चोदना) को धर्म में प्रमाण माना जाता युक्त नहीं; क्योंकि 
पद और वाक्य परस्पर भिन्न होते हैं । पद ही वाक्य नहीं होता। फलतः एक 
पदमात्र के अर्थज्ञान से वाक्‍्या्थ ज्ञान नहीं होता । तब दब्द व छाब्दार्थे-सम्बन्ध का 
का नित्य होना, विधिवाक्य से धर्मज्ञान की प्रामाणिकता को सिद्ध करना अशक्य 
होगा । आचार्य सूजकार ने शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित किया-- 


उत्पत्तो वाध्वचना: स्पुरर्थस्थातन्निमित्तत्यात्‌ ॥२४॥ 


[उत्पत्ती] शब्द व गब्दार्थ-सम्बन्ध के औत्पत्तिक--नित्य माने जाने पर 
[वा] भी [अवचना:] न कहनेवाले [स्थुः ] होते हैं (चोदना:--विधिवाक्यसमूह, 
धर्मज्ञान के) [अर्थेस्य] अर्थे--वाक्यार्थ के [अ-तन्निमित्तत्वातू ] पदार्यनिमित्तक 
न होने से । 

बदार्थज्ञान से वाक्‍्यार्थज्ञान भिन्‍न है तथा पदार्थे, वाक्‍्यार्थ का निमित्त नहीं 
होता; इसलिए पदार्थज्ञान होने पर भी चोदनारूप विधिवाक्य, धर्म की जानकारी 
देने में असम होंगे। 

अग्निहोश्व॑ं जुहुयात्‌ स्वर्गंकाम? यह विधिवाक्य है। इसका अर्थ है-- 
'स्वर्ग की कामना करनेवाला अग्निहोत्र होस करे'। विधिवाक्य का यह इतना 
अर्थ वाक्य के किसी एक पद--अग्निहोत्र, जुहुयात्‌ या स्वगेंकाम--से अभिव्यक्त 
नहीं होता। इनके अतिरिक्त इस वाक्य में अन्य कोई चौथा पद या निभित्त नहीं 
है, जो वाक्यार्थ को प्रकाशित कर सके। यह विधिवावयरूप पदसमुदाय लोक में 
अग्रुवत्त नहीं, जिससे वृद्धव्यवहार आदि द्वारा वाव्यार्थ-बोध हो सके । यद्धपि 


० मीमांसा-दर्शन 


अग्निहोत्र आदि पदों का पृथक्‌ व्यवहार लोक में होता है। इसलिए समुदाय 
(चोदना वाक्य) का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा संकेतित माना जा सकता है, जो 
अनित्य है, एवं भ्रम आदि से ग्रस्त भी हो सकता है। 

इसके अतिरिक्त केवल पद (गों, अइब आदि) सामान्य अर्थ में प्रवृत्त होता 
है, तथा वाक्य (गामानय, अब्वं नय इत्यादि] की विशेष अर्थ में भ्रवृत्ति देखी 
जाती है। इससे पद और वाक्य की परस्पर भिन्‍नता स्पष्ट होती है। फलत: 
पदार्थ वाक्यार्थ का बोध नहीं करा सकता; क्‍योंकि इनका परस्पर कोई सम्बन्ध 
नहीं है। यदि बिना ही सम्बन्ध के बोध कराना स्वीकार किया जाए, तब तो 
किसी एक पद का अर्थ जान लेने पर सबका बोध हो जाना चाहिए । परन्तु ऐसा 
सम्भव नहीं । अतः पदार्थ से सर्वथा भिन्‍न है वाक्यार्थ, यह निदिवत समभना 
चाहिए। इसीलिए वाकक्‍्यार्थ को पदार्थ उत्पन्न हुआ नहीं कहा जा सकता। तब 
अगत्या वाक्यार्थ को कृत्रिम अर्थात्‌ पुरुषविशेष द्वारा संकेतित माता जा सकता 
है। लोक में सभी पदततमुदाय पुरुषकृत देले जाते हैं। 'अग्निहोत्र जुहुबात्‌ स्वगं- 
काम: इत्यादि विधिवात््य भी सब पदसमुदाय हैं। अत: इन वैदिक वाक्यों को भी 
पुरुषकृत माना जाना उपयुक्त होगा। 

रामेश्वर सूरि विरचित 'सुबोधिती' व्याख्या में सूत्र के 'अवचना:” पद के 
स्थान पर “रचना: पाठ है । उसके अनुसार सत्रार्थ होगा--[ उत्पत्तों | पदार्थज्ञान 
उत्पन्न हो जाने पर, वाक्य--वाक्यार्थ के सम्बन्ध | रचना: ] पुरुष द्वारा कल्पित 
[स्युः] होवें, अर्थात्‌ हो सकते हैं, या माने जा सकते हैं। क्योंकि [अर्थस्य ] अर्थ 
का, वाक्यार्थज्ञात का [अ-तन्निमित्तत्वात्‌ ] पदार्थज्ञान से भिन्‍न कोई अन्य 
निमित्त हो सकता है। पद और वाक्य परस्पर सर्वधा भिन्‍न हैं। किसी अर्थ का 
बोध कराने में पद का अर्थ के साथ जो शक्तिसम्बन्ध है, वही शक्तिसम्बन्ध-- 
वाक्यार्थ का बोघ कराने में--वाक्य का अर्थ के साथ नहीं है, वह पुरुषकल्पित 
अन्य क्लनत्रिम सम्बन्ध ही माना जा सकता है । ऐसा विधिवाक्य धममं में प्रमाण माना 
जाना उपयुक्त न होगा ॥५४॥ 

आचार्य सूत्रकार ने उक्त जिज्ञासा का समाधान किया--- 


तद्भूतानां क्षियार्थेन समाम्नायो3<र्थस्य तन्निमित्तत्यात्‌ ॥२५॥ 


[तद्भूतानाम्‌ | उन-उन निद्चिचत अर्थों को अभिव्यक्त करने में समर्थ पदों 
का [ क्रियार्थेन | क्रिया-वाचक पद के साथ [समाम्नाय: ] पाउ--संगत उच्चारण 
देखा जाता है। (अत: क्रियावाचक पद के साथ पद-समुदायरूप वाक्य के अर्थ 
का बोध होता है; क्‍योंकि) [अर्थस्य | वाक्यार्थ के | तन्निमित्तत्वात्‌ ] पदार्थ- 
ज्ञान निभित्तक हांने से । 

पूव॑सूत्रोक्त यह विचार निराधार है कि पदार्थ का वाक्‍्यार्थ के साथ कोई 


अथ प्रथमाध्याये प्रथम पादः भ्र्श्‌ 


सम्बन्ध नहीं हैं । पदबोधित अरय॑ की उपेक्षा करके वाक्य पृथक्‌ रूप से किसी अन्य 
अर्थ का बोध कराता है, ऐसा समभना नितान्‍्त असंगत है। पदार्थ को छोड़कर 
वाक्य किसी जन्य अर्थ का बोध कराये, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। वाक्य में 
क्रियावाचक पद का होना आवश्यक है । पदसमुदायी वाक्य में किसी निश्चित 
अर्थ का बोध कराते की शतित प्रत्येक पद में निहित रहती है। उससे अतिरिक्त 
कोई अन्य अर्थबोघक शबित वाक्य में निहित हो, ऐसा नहीं है। पदाथेज्ञान ही 
बाक्या्भेज्ञान में कारण है। वाक्यगत पदों के अर्थों को जबतक नहीं जाना जाता, 
तबतक वाब्यार्थ का ज्ञान नहीं होता। पदार्थज्ञान होने पर ही वाक्य का अर्थ 
जाना जा सकता है। इससे स्पष्ट है, क्रियावाचक पद से युक्त वे दिक पदसमुदाय से 
ही अपूर्वंसंज्ञक धर्म का बोध कराया जाना सम्भव है। “अम्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वर्ग 
काम:' यहाँ पर--अग्निहोत्रसंज्ञक होम के अनुष्ठान द्वारा स्वर्ग॑प्राप्ति की भावना 
करे---यह वाक्यार्थज्ञान पदार्थज्ञान के बिना सम्भव नहीं । पद द्वारा उपस्थित अर्थो 
की स्पष्ट अभिव्यक्षित के लिए पदसमुदायी वाक्य के पदों में परस्पर आकांक्षा), 
योग्यता, सन्निधि (आसत्ति), तात्पर्य आदि सहयोगी निमित्तों की उपस्थिति का 
ध्यान रखना आवश्यक है। यह स्थिति वाक्यार्थ-शुद्धि की नियामक है ॥|२५॥ 

शिष्य जिज्ञासा क ता है, लोक में पदार्थ ज्ञान से वाक्‍्यार्थज्ञान--वृद्धव्यवहार 
आदि द्वारा--होना सम्भव है। पर वैदिक वाक्य में यह कैसे होगा ? आचार्य सूत्र- 
कार ने समाधान किया--- 


लोके सन्नियमात्‌ प्रयोगसन्निकर्ष: स्थात्‌ ॥२६॥ 


[लोके | लौकिक वाक्य में [सन्नियमात्‌ | प्रमाणान्तर से गुहीत अर्थ की 
व्यवस्था से [ प्रयोगसन्निकर्ष: | वाक्य के प्रयोगकार पुरुष के साथ सम्बन्ध [ स्थात्‌ ] 
होता है । 

लौकिक वाक्यों में-.प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा--पद-पदार्थ काज्ञान हो 
जाता है, तब आकांक्षा आदि के अनुसार पुरुष द्वारा पदसमुदायरूप में अर्थवोध 
के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। इससे लौकिक वाक्यों में पुरुष का सम्बन्ध 
स्पष्ट है। परन्तु वैदिक स्वर्ग आदि अर्थों में प्रत्यक्षादि प्रमाणों की प्रवृत्ति न होने 


१. आकांक्षा --एक पद के उच्चरित होने पर अभिमतपूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति 
के लिए पदान्तर की अपेक्षा । 
योग्यता--उच्चरित पद में अभिमत अर्थ के बोध कराने का साम्ध्य । 
आसत्ति-पदों का अनुक्रममूलक सामीप्य । 
तात्पयें--प्रसंग के अनुरूप वक्ता के अभिप्राय को जाँचना । 
वाक्यार्थ के बोध में ग्रे सन सहयोगी साधन हैं । 


श्र मौमांसा-दर्शन 


से 'अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्ग काम: इत्यादि विधिवाक्य-रचना में पुरुष का सम्पर्क 
न होने से यह पदसमुदाय पौरुषेय नहीं। अपौरुषेय होने के कारण शब्द व शब्दार्थ- 
सम्बन्ध के नित्य होने से अतीन्द्रिय अर्थ का बोध कराने में वैदिक वाक्य का 
सामथथ्य है । 

रामेश्वर सूरि विरचित सुबोधिनी वृत्ति में सूत्रार्थ इस प्रकार किया है-- 
लौकिक शब्द में प्रत्यक्षादिगृहीत पदार्थे-ज्ञानपूर्वक वाक्यप्रयोग से वाक्यार्थेज्ञान 
हो जाता है। वेद में भी गुरुपरम्परा द्वारा पदार्थज्ञानपूर्वक वाक्य का प्रयोग 
वाक्यार्थ का बोध कराने में समर्य होता है। अत: पदसमुदायरूप वैदिक वाक्य 
द्वारा अतीन्द्रिय अर्थ का बोध कराना उपपन्न है ॥२६॥ (इति वेदस्याथ प्रत्याय- 
कत्वाधिकरणम्‌--७) 

अथ वेदापौरुषेयत्वाधिकरणम्‌--८ 

छिष्य जिज्ञासा करता है, वेद अपौरुषेय हैं, यह कंसे जाना जाय ? जबकि 
पुरुष-सम्बन्ध से वेदों के नाम उपलब्ध हैं । आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को 
सूत्रित किया-+ 


वेदाँश्चेके सस्निकर्ष पुरुषाख्या: ॥२७॥ 


[वेदान्‌] वेदों को [च| और [एके | कतिपय जन [ सब्निकर्षम्‌ | समीप 
समय की रचना कहते हैं, क्योंकि वे [पु्षाख्या:] पुरुषविश्लेषों के नाम से जाने 
जाते हैं । 

वेद व वैदिक संहिताओं के नाम विभिन्‍न पुरुषों के नाम के साथ सम्बद्ध 
हैं. -शाकल, वाजसनेसि, कौथुम, आथवंण, काठक, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, कालापक, 
मौद्गल (मौदक ), पैप्पलादक आदि। ये पुरुषविशेष उन संहिताओं के रचयिता 
प्रतीत होते हैं, जिनका प्रादुर्भाव समीपकाल में सम्भव है । वेदों के साथ उनके नाम 
का जुड़ा होता, उतकी रचना माने बिना, अन्य कारण से नहीं हो सकता। विधि- 
वाक्य उसी वाहमय के अन्तर्गत होने से पौरुषेय हैं। भले ही उसके कर्त्ता का आज 
स्मरण न रहा हो, पर इतने से विधिवाक्य को अपौरुषेय नहीं कहा जा सकता । 
इसीलिए अतीन्‍्द्रिय धर्म कौ जानकारी में विधिवाक्य को निरपेक्ष प्रमाण कहना 
संगत न होगा ॥२७॥ 

उक्त कथन के अतिरिक्त यह भी है-- 


अनित्यदर्शनाच्च ॥ २८॥ 
[अनित्यदशेनात्‌] अनित्य (--जन्म-मरणधर्मा) पुरुषों का उल्लेख देखे 


जाने से [च] भी (वेद में; वेद पुरुषकृत हैं) । 
बेद में जन्म-मरणधर्मा पुरुषों का उल्लेख पाया जाता है। तैत्तिरीय संहिता 


अथ ग्रथमाध्याये प्रथम पाद: भरे 


[५॥११०] में उल्लेख है-- ववर: प्रावाहणिरकामयत' प्रवाहण के पुत्र बवर ने 
कामना की । इसी प्रकार अन्यत्र [७२॥२] पाठ है---'कुसुरुविन्द्र औद्दालकिर- 
कामयत' उद्दालक के पुत्र कुसुरुविन्द्र ने कामना की। इससे ज्ञात होता है--इस 
संहिताग्रन्थ की रचना, प्रवाहण तथा उद्दालक के पुत्रों के जन्म से पहले नहीं हुई ॥ 

ऋग्वेद के प्रत्येक सृक्‍त के प्रारम्भ में सूत्र से सम्बद्ध ऋषि का नाम निर्दिष्ट 
रहता है। कतिपय आचार्यो का कहना है कि ये ऋषि वेद-मन्त्रार्थ के द्रष्टा हैं, 
उनकी स्मृति के लिए नाम निर्देश रहता है। अन्य आचार्यों का कहना है, ये ऋषि 
मन्त्रों के रचयिता हैं | दोनों अवस्थाओं में इनका मानवशरीरधारी होना निश्चित 
है । इनमें से लगभग दो-तिहाई ऋषियों के नामों का निर्देश ऋचाओं में उपलब्ध 
होता है। यह्‌ इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि इन व्यक्तियों के प्रादुर्माव के 
अनन्तर ऋचाओं की रचना हुई । ऐसे पुरुषों से प्रोकत होने के कारण विधिवाक्यों 
का निर्श्रान्त प्रामाणिक होना संगत नहीं कहा जा सकता ॥२८॥ 

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


उक्त तु शब्दपूर्वत्वम्‌ १२६॥ 


[उक्तम्‌ ] कह दिया [तु] वो [वब्दपूर्वत्वम्‌] शब्द के विषय में नित्य 
होना । (शब्द नित्य है, यह प्रथम कह तो दिया है ।) 

सूत्र में 'तु' पद जिज्ञासारूप पूर्वपक्ष की निवृत्ति तथा सिद्धान्तपक्ष के कथन 
का द्योतक है। उक्त जिज्ञासा में वैदिक साहित्य के कतिपय पदों के प्रयोग के 
आधार पर वेद का अनित्यत्व सिद्ध करने का प्रयास किया गया। सूत्रकार का 
कहना है--अध्ययनाध्यापन में प्रयुक्त वेद शब्दमय है। शब्द की नित्यता प्रथम 
प्रमाणपूर्वक सिद्ध कर दी गई है । तब शब्दमय वेद को अनित्य तथा पुरुषकृति 
कहना संगत नहीं" ॥२६॥ 

१. शबर स्वामी ने इस सूत्र का अर्थ किया---| उक्तम्‌ | कह दो है हमने [शब्द 
पूर्वत्वम्‌ ]अध्येताओं की शब्दपूबेता । तात्पर्य है--जैसे अध्येता आजकल गुरू 
से वेद का अध्ययन करते हैं, इसी प्रकार प्रत्येक काल के वतंमान पुरुषों ने 
अपने से पूर्ववरत्ती गुरुओं से वेद पढ़ा। इस श्रकार यह वेदाध्ययन-परम्परा 
अनादि होने से वेद का प्रथम वक्ता न होने के कारण वेद नित्य है । 

इस व्याख्या में भाष्यकार द्वारा अस्मामि: पद का प्रयोग होने से 
यह असामंजस्य प्रकट होता है---सूत्रकार और भाष्यकार किसी ने पंहले 
यह कहीं नहीं कहा कि अध्येताओं का वेदाध्ययन गुवंध्ययनपूर्वक है। 
परन्तु सूत्रकार और भाष्यकार दोनों ने यह कहां है--शब्द और शब्द-अर्थे 
का सम्बन्ध अनादि काल से गुरुपरम्परा द्वारा जाना जाता रहा है। वस्तुत: 
यह सब वेदाध्ययन का ही अंश है । अतः भाष्यकार द्वारा किये गये सूत्रार्थ 
में कोई असामंजस्य नहीं समझना चाहिए। 


भ्र्ड मीमांसा-दर्शन 


शिष्य जिज्ञासा करता है--यदि ऐसा है, तो वेद में अनित्य पुरुषों का उल्लेख 
कैसे है ? सूत्रकार ने समाधान किया-- 

आखूया प्रवचनात्‌' ॥ २०॥ 

[आख्या ] काठक आदि नाम [प्रवचनात्‌ ] प्रवचन से हैं। 

प्रवचन पद में 'प्र” उपसर्ग का अर्थ --'प्रकृष्ट' है, अर्थात्‌ विश्लेष, जो कार्ये 
अन्य किसी के द्वारा उस रूप में न किया जाये । 'वचत पद का अ्थ---कथन अथवा 
अध्यापन है। जिस व्यक्ति ने किसी एकमात्र शाखा का विशेष रूप से अध्यापन 
कराया, वह शाखा उस प्रवक्ता के नाम से व्यवहृत होने लगी । अतः बैदिक वाहमय 
की विभिन्‍न शासख्राओं के साथ जो विशेष व्यक्तियों के नाम जुड़े हैं. वे केवल उन 
व्यक्तियों के द्वारा ज्ाखा का प्रवचन (विशेष अध्यापन ) के कारण हैं, उनके कर्त्ता 
या रचथिता होने के कारण नहीं । सम्भव है, उन-उन शाखाओं का अनन्य साधारण 
प्रवचन कठ, कलाप आदि व्यक्तियों के द्वारा किया गया हो। कहा जाता है--- 
वैशम्पायन (कृष्ण यजुर्वेदीय) सब शाखाओं का अध्यापन कराता था; कठ केवल 
एक छाखा का अध्यापक या, वह अन्य किसी शाखा का अध्यापन नहों कराता था। 
इसी प्रकार कलाप आदि एक-एक शाखा के अध्यापक रहे। उस श्ञाखा के साथ 
उनका नाम जूड़ गया। कालान्तर में शिष्य-परम्परा द्वारा शाखागत विशिष्ट 
अनुष्ठातों के सहयोग से कृष्णयजु: की चौरासी शाखा हो गईं। ये व्यक्तित उत 
शाखाओं के रचयिता नहीं ये ॥३०॥ 

ज्षिष्य जिज्ञासा करता है--तब बवर व कुसुरुविन्द आदि के नाम वैदिक 
बाइमय में क्यों हैं ? वे तो शाखा-प्रवक्‍ता नहीं ? सूत्रकार ने समाधान किया-- 


परं तु श्रुतितामान्यमात्रम्‌ ॥२१॥ 


[परम्‌ ] अन्य (अनित्यदर्शन हेतु जो भ्रस्तुत किया, वह) [तु] टीक नहीं, 
(क्योंकि ऐसे शब्द) [श्रुतिसामान्यमात्र म्‌] सुनने में केवल समान प्रतीत होते हैं, 
(उनका बर्थ वस्तुत: और कुछ रहता है) । 

सूत्र में 'तु' पद का प्रयोग प्राय: सर्वत्र पूर्वपक्ष के निराकरण का द्योतक माना 
जाता है। निराकरण, किसी अर्थ का निषेध करना है। अतः 'तु' पद का सीधा 
“न्षेध' अर्थ करना उपयुक्त है। वेद के अनित्यत्व और पौरुषेयत्व-सिद्धि के लिए 
जो हेतु दिया गया, वह युक्त नहीं; क्योंकि 'प्रावाहणि' आदि पदों को अपत्यार्थक 
मानकर बवर व प्रवाहण आदि को ऐतिहासिक व्यक्तिविशेष मात्रा जाय, यह 
आवद्यक नहीं । 'प्रावाहरणि' आदि पद केवल सुनने---उच्चारण में अथवा लेखन 
आदि में अपत्यार्थंक के समान प्रतीत होते हैं, पर वस्तुतः ये अपत्या्थंक न होकर 


१. हलायुधकृत 'मीमांसा शास्त्र सर्वेस्व' में २६-३० सूत्रों को एक माना है। 


अथ प्रथमाध्याये प्रथम पाद: ५५ 


अन्य अर्थ के वाचक हैं। भात्वर्थ के आधार पर तीत्रता से बहनेवाला बायु 
'प्रवाहण' है। उससे उत्पन्न होनेवाली ध्वनि का अनुकरणमात्र बवर या बबर 
आदि पद हैं। ऐसे उल्लेख ऐतिहासिक व्यक्तिपरक न होकर संसार में नित्य घटने- 
वाली प्राकृतिक क्रियाओं के विषय में समभने चाहिएँ। 

ऋग्वेद में ऋषि-नाम मूलत: किन्हीं विज्लेष व्यक्तियों के नहीं हैं । ये प्रतिपादय 
विषय के अनुरूप प्रवक्‍ता के रूप में रचयिता द्वारा निबद्ध कल्पित नाम हैं। इस 
प्रकार मूलरूप में ये केवल कविनिबद्ध प्रववता हैं, न मन्वाय-द्रष्टा, न रचयिता। 
ये ऐसे नाम हैं, जैसे 'पठचतन्त्र' आदि में कवि ने प्रवक्ता के रूप में अनेक कल्पना- 
जन्य ताम जोड़े हुए हैं। अतस्तर-काल में जिन व्यक्तियों ने वेद के उत-उन बंशों 
पर मन्‍्त्रार्थ के चिन्तन व दर्शन तथा अध्यापन एवं प्रचार-प्रसार आदि की भावना 
से कार्य किया, वे लोक-व्यवहार में उन-उन नामों से व्यवह्ृत होने लगे। वह 
परम्परा आज तक चालू है । इसलिए अपौरुषेय वेद का प्रामाण्य निर्बाध समकता 
चाहिए ॥३१॥ 

शिष्य शंका करता है --उक्त प्रसंगों के अतिरिक्त वेदिक वाडूमय में अन्य 
अनेक ऐसे अटपटे व असम्भाव्य प्रसंग कहे जाते हैं, जैसे “गाबों व॑ सत्रमासत' तथा 
“बायुरवे क्षेपिष्ठा देवता' उनका क्‍या होगा ? सूत्रकार ने समाधान किया-- 


कुते वा विनियोग:' स्यात्‌ कण: सम्बन्धात्‌ ॥३२॥ 


[कृते | कर्म में -- [ वा ]|ठीक नहीं (शंका )--| विनियोग: | विज्लेष नियोग-- 
अन्वय [स्थात्‌ ] होता है (उक्त प्रकार के वाक्यों का) [कर्मेण:] कर्म के साथ 
[सम्बन्धात्‌ | सम्बन्ध से । 

सूत्र में 'वा' पद शंका के निवारण का द्ोतक है। मीमांसा-शास्त्र की चालू 
मान्यता के अनुसार अनुष्ठान के प्रवत्तेक केवल विधिवाक्य प्रमाण हैं, जैसे 
'अस्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्ंकाम:” इत्यादि; जो विधिवाक्य नहीं हैं, जैसे “वायुर्वे 
क्षेपिष्ठा देवता! इत्यादि तथा जो वाक्य असम्भाग्य अथ का निर्देश करते हैं, जैसे 
'गावो वै सत्रमासत' [ऐ० ब्रा० ४।१७, जै० २३७४] वायु तीब्रगामी देवता है; 
गायें सत्र में आसीत हुईं, आसन पर बैठीं । इस प्रकार के वाक्य विधिवाक्य न होते 
हुए तथा आपातत: अटपटे लगते हुए भी अप्रमाण नहीं हैं । ये सन्दर्भ विधिवाक्‍्यों 
से प्रतिपादित अनुष्ठेय धर्म की स्तुति आदि करने के आधार पर “अर्थवाद” कहे 
जाते हैं। ऐसे जितने प्रकार के अर्थंवादी वाक्य हैं, वे सब विधिवावय-बोधित अर्थ 


१. रामेश्वर सूरि विरचित सुबोधिनी वृत्ति में 'नियोग: पाठ है; परन्तु अर्थ में 
कोई अन्तर नहीं । 


५६ मीमांसा-दर्शन 


की स्तुति आदि के द्वारा उतसे सम्बद्ध हैं; उन्हीं का वे अंश हैं। इसलिए विधि- 
बाक्यों के प्रामाण्य के समात उनका भी प्रामाण्य है" ॥३२॥ 


इति श्री जैमिनोयमीमांसाददंन-विद्योक्यभाष्ये 
प्रथमाध्यायस्थ प्रथमस्तकक पाद: । 


१. शब्द के प्रामाण्य के लिए शब्द का नित्य होता इतना महत्त्व नहीं रखता । 
बस्तुतः शब्द का प्रामाण्य वक्ता के आप्त होने पर निर्भर है। इसी आधार 
पर लौकिक वाक्य का प्रामाण्य निदिचत होता है । शबरस्वामी कुमारिलभट्ट 
तथा अन्य अज्ञात पूर्वकालिक मीमांसाचार्यों के द्वारा 'कर्म' को सीमातीत 
प्रधानता दे देने के कारण कर्मफल एवं समस्त विश्व के नियन्ता सर्वोच्च 
प्रमात्मतत्त्व को अनावश्यक ठहरा देने पर बेदादि शब्द के प्रामाण्य की 
समस्या सामने आई। तब आप्तोक्तता की उपेक्षा कर शब्द व दब्दाथे- 
सम्बन्ध की नित्यता को शब्द के प्रामाण्य का साधन मान लिया गया। अनन्त 
आकाश में अतीत-अनागत अनन्त शब्द भरे हैं; अर्थवोघ के लिए जो अपेक्षित 
होता है, कप्ठ-तालु आदि साधनों द्वारा उसे अभिव्यक्त कर लिया जाता है। 
हाब्द व वाब्दार्थ-सम्बन्ध को यह अनादि परम्परा है; एवं अनादिकाल से ही 
यह जानकारी का क्रम गुरु-शिष्य-परम्परा द्वारा चालू है। यह संसार इसी 
रूप में चलता आ रहा है, आगे भी ऐसा ही चलेगा । न कभी सर्गरचना 
हुई, न कभी प्रलय होना है । मीमांसा का प्रचलित यह सिद्धान्त जैमिनि मुनि 
को अभिमत रहा हो, इसमें पूर्ण सन्देह है। प्रारम्मिक पंचम सूत्र में इस 
विषय के बादरायण-मत का निर्देश मान्यता के अनुकूल नहीं है। शब्द के 
प्रामाण्य का आधार उसकी नित्यता को मानने पर अनाप्तवाक्य भी प्रमाण 
होना चाहिए, जो शबर स्वामी व कुमारिल भट्ट आदि को भी स्वीकार नहीं 
है। अन्यथा, वौद्ध-आहँत आदि आगम को भी प्रमाण मानना होगा, जो 
डक्‍्त आचार्यों को अभीष्ट नहीं । 


अथ प्रथमाध्याये द्वितीय: पाद: 


(अर्थ॑वादप्रामाष्याधिक रणम्‌--१) 

शिष्य जिज्ञासा करता है--गत पाद द्वारा धर्म में विधिवाक्य का प्रामाण्य 
सिद्ध किये जाने पर उन वाकयों का धर्म में अप्रामाण्य प्राप्त होता है, जो प्रवृत्ति 
के बोधक न होकर सिद्ध वस्तु का कथन करते हैं, जैसे---“वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता, 
सो$रोदीत्‌ यदरोदीत्‌ तद्रुद्रस्थ रुद्र॒त्वम्‌, देवा वै देवयजनमध्यवसाय दिल्लो न 
प्राजानन्‌” इत्यादि वाक्यों का प्रामाण्य खटाई में पड़ जाता है। क्योंकि, इनमें 
प्रवृत्ति का जनक कोई विध्यर्थक पद नहीं है। जिज्ञास्थ को मनोगत कर सूत्रकार 
ने विस्तार के साथ जिज्ञासा-भावना को सूत्रित किया--- 


आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानां 
तस्मादनित्यप्रुच्यते ॥१॥ (३३) 


[आस्तायस्थ ] आस्ताय---वेद के [ क्रियार्थत्वात्‌ | क्रिया-अनुष्ठान प्रयोजन- 
वाला होने से [आनर्थक्यम्‌ ] निष्प्रयोजन हैं वे वेदवाक्य, जिनका | अतदर्थानाम्‌ ] 
प्रयोजन क्रिया--अनुष्ठान-रूप नहीं है । [तस्मात्‌ | इसलिए, ऐसा वाक्य 
[अनित्यम्‌ | अनित्य (धर्म की जानकारी में अप्रमाण) [उच्यते] कहा जाता 
है। 

आस्ताय अथवा वेद के जिन विधिवाक्यों के विषय में उल्लेख किया जा 
रहा है, प्राय: वे सब तैत्तिरीय आदि संहिताओं के तथा ब्राह्मणग्रन्थों के वावय हैं, 
यह शास्त्र इन्हींका विवरण प्रस्तुत करता है। यह सब वाइमय ऋषिप्रोक्‍्त है; 
परन्तु मीमांसाशास्त्र में इनका प्रामाण्य क्रियार्थक, अर्थात्‌ यज्ञादि अनुष्ठान का 
प्रवतैक होने के आधार पर माना गया है। जिज्ञासा का यही तात्परय है कि जो 
वाक्य विधि के बोधक नहीं हैं, वे अप्रमाण माने जायेंगे; जँसे उदाहरणरूप में 
कृतिपय वाक्य ऊपर प्रस्तुत किये गए हैं। यदि इनका भी प्रामाण्य अभीष्ट हो, 
जो आवश्यक है, तो प्रामाण्य की कोई अन्य कसौटी बताई जानी चाहिए, जिसमें 
सब प्रकार के वाक्यों का समावेश हो जाय । वतेमान मान्यता में क्रियार्थंक वाक्यों 
के अतिरिक्त शेष वाक्यों का पर्मज्ञान में अप्रामाण्य निश्चित है ॥ १॥ 


८ मीमांसा-दर्शन 
अक्ियार्थक वाक्‍्यों के अप्रामाण्य में अन्य कारण है--- 


शास्त्रदृष्ट'बिरो८च्च ॥२॥ (३४) 

[शास्त्र-दुष्ट विरोधात्‌ ] शास्त्रविरोध से, दृष्टविरोध से [ च | और । शास्त्र- 
विरोध और दुष्ट-प्रत्यक्षविरोध से सिद्धार्थंक (अक्रियार्थंक) वाक्‍्यों का धर्मज्नाव 
में अप्रामाण्य है। 

सूत्र के 'विरोध' पद का सम्बन्ध 'शास्त्र' और “दृष्ट' दोनों के साथ है। धर्मे- 
ज्ञान के प्रति सिद्धार्थक वाक्य के अप्रामाण्य में दो अन्य हेतु हैं--शास्त्रविरोध 
तथा दृष्टविरोध । 

१. शास्त्रविरोध--शास्त्र में कहा है--/स्तेनं मनः, अनुतवादिनी वाक्‌ 
[मैत्रा० सं० ४।५।२ ] । मीमांसाझ्षास्त्र में यह व्यवस्था है---यदि किसी सिद्धार्थक 
वाक्य का सम्बन्ध स्तुत्ति आदि अर्थवाद रूप से किसी विधिवाक्य के साथ नहीं 
है, तो उसके विधिवाक्य की कल्पना कर ली जाती है। 'स्तेनं मनः, अनुतवादिनी 
वाक्‌ ऐसे ही वाक्य हैं । तब ये वाक्य लोकव्यवहार-सिद्ध अर्थ का अनुवादमातर 
होने से निष्फल हैं। इनकी सफलता--सार्थकता के लिए शब्दविपर्यय से विधि की 
कल्पना इस प्रकार करनी होगी --'स्तेयं कुर्यात्‌' 'अनृतं बदेत्‌ --चोरी करे, मूठ 
बोले | इस कल्पित विधि का प्रत्यक्ष (दृष्ट) विधि--स्तेयं न कुर्यात्‌, अनुतं 
(भसत्य॑ ) न बूयात्‌' के साथ विरोध होता है। यह शास्त्र द्वारा साक्षात्‌ प्रति- 
प्रतिपादित विधि है; इसकी बाधा किये बिना कल्पित विधि का अस्तित्व सम्भव 
नहीं । विरोध स्पष्ट है। पदि विधि की कल्पना नहीं की जाती, तो उन (भूता्थ ) 
वाक्यों का अप्रामाण्य निश्चित है । 

घोडशी-ग्रहण-अग्रहण के समान यहाँ “चोरी करना-त करना, क्रूठ बोलना- 
न बोलना' में विकल्प की सम्मावना भी नहीं, क्योंकि दोनों विधियों में परस्पर 
वैषम्य है। एक कल्पित विधि है; अन्य झ्ास्त्र-प्रतिपादित साक्षात्‌ विधि है । 
यदि दोनों समान होते, तो विकल्प सम्भव होता। 

२. दृष्टविरोध--वाक्य है: 'तस्माद्‌ घूम एवाम्तेदिवा ददृशे नाचि:। 
तस्मादचिरेवास्तेनक्तं ददुश्षे न धूम::---इसलिए अग्नि का घुआँ ही दित में दीखता 
है, ज्वाला या लपट नहीं । इसलिए अग्ति की ज्वाला ही रात में दीखती है, घुआँ 
नहीं । इन वाक्यों में 'एद” पद के प्रयोग से यह निर्धारण किया कि दिन में आग 


१. रामेश्वर सूरि विरचित 'सुबोधिनी' व्याख्या के सूत्रपाठ में 'दृष्ट' के स्थान 
पर *दृष्टि/ पाठ है। अर्थ में कोई अन्तर नहीं । 

२. “अतिरात्रे षोडशिन॑ गृह्न्ति,वातिरात्रे षोडशिनं गृह्ताति' के अनुसार 'अति- 
रात्र' नामक इष्टि में 'घोडशी' का ग्रहण या अग्रहण दोनों शास्त्रानुमोदित 
हैं। अत: विकल्प सम्भव है । 


अथ प्रथमाध्याये द्वितीय: पाद: प्र्ह 


की ज्वाला और रात में आग का धुआँ कदापि नहीं दोखते। यह कथन दुष्ट 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के विरुद्ध है। दित में आय की ज्वाला और रात में आग का 
धुआँ बराबर दिखाई देते हैं । अत: शब्द के तथा शब्दार्थ-सम्बन्ध के नित्य होने के 
आधार पर शब्द का प्रामाष्य कहना पूर्णतया सन्दिग्ध है । 

सृत्र के 'शास्त्रदृष्टविरोधात्‌” पद में “शास्त्र” ओर *दृष्ट' पदों का अलग- 
अलग “विरोध' पद के साथ संबस्ध से शब्द के प्रामाण्प में दो प्रकार से दोष प्रस्तुत 
किया। यदि 'शास्त्रदृष्ट' पद को एक माना जाता है, तो भी विरोध स्पष्ट है। 
सन्दर्भ है--'को हि तद्वेद यदमुष्मिल्लोकेउस्ति वा न वा।” यह कौन जातता है-- 
मरकर उस लोक में स्वर्ग है या नहीं ? यदि इस सन्दर्भ को प्रइतरूप माना जाता 
है, तो क्रियार्थक न होने के कारण यह निरथेक व अप्रमाण है। यदि यह वाक्य 
संशयात्मक है, तो उन वाक्‍्यों के साथ इसका विरोध स्पष्ट है, जो मरकर स्वर्ग- 
प्राप्ति के विश्वास का संकेत करते हैं--'ज्योतिष्टोमेन स्वगेकामों यजेत' 
इत्यदि ॥२॥ 

अक्रियार्थ शब्द के अप्रामाष्प में अन्य हेतु प्रस्तुत किया--- 


तथा फलाभावात्‌ ॥३॥ (३५) 

[तथा] वैसा [फलाभावात्‌ ] फल न होने से (जैसा वाक्य में बताया जाता 
है) । 

वाक्य में कहा--'शोमतेउस्य मुख य॒ एवं वेद! जो इस (गगयेत्रि राजकतु ) 
को इस प्रकार जान लेता है, उसका मुख सुशोभित हो जाता है। गदि यह कथन 
सिद्ध अर्थ का अनुवादमात्र है, तो क्रियार्यंक व होने से अनर्थंक है। यदि गगे- 
जिराजसम्बन्धी अध्ययन के फल का अनुवाद है, तो मिथ्या अनुवाद है। क्योंकि, 
अध्ययन के अनन्तर अध्येता के मुख पर कोई शोभा दिखाई नहीं देती । कालाच्तर 
में फलप्राप्ति होने के लिए भी कोई प्रमाण नहीं है। यदि स्वभावतः किसी का 
कुत्सित मुख हो, तो शोभा की सम्भावना ही नहीं । इस प्रकार वाक्य में कहे फल 
का अध्येता आदि में जभाव देखे जाने से अक्ियार्थ शब्द का प्रामाण्य सन्दिम्ध 
है ॥ ३॥ 

अक्त अर्थ में अन्य हेतु प्रस्तुत किया -- 

अन्या नर्येबयात्‌ ॥४॥ (३६) 

[अन्य आनर्थक्यात्‌ | (विधिवाक्यों के अतिरिक्त ) अन्य वाक्‍्यों के अनर्थक 
होने से (अक्ियार्थक वाक्‍्यों का अन्नामाण्य निदिचत है) । अथवा, एक कर्म से 


१. रामेहवर सूरि विरचित “सुबोधिनी' नामक व्याख्या के सूत्रवाठ में “अन्य 
पद नहीं है। केवल 'आनर्थक्यात्‌” सूत्रपाठ है। 


६० मीमांसा-दर्शन 


सब कामनाओं कौ पूर्ति होना मानने से अत्य कर्मों के अनर्थंक हो जाने के कारण 
उतका अप्रामाण्य स्पष्ट है। 

श्रुति है---'पूर्णा हुत्या सर्वान्‌ कामानवाप्नोति/---अम्न्याधान कौ पूर्णाहुति से 
यजमान सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है | यदि यह सत्य है, तो विभिन्‍न 
कामनाओं के लिए दर्श पौणंमास आदि यागों का अनुष्ठान निरथेक है, अर्थात्‌ 
उनका प्रामाण्य खठाई में पड़ जाता है। यदि यजमान की उन कामनाओं की पूर्ति 
के लिये दर्श आदि यागों का अनुष्ठान आवश्यक है, तो 'पूर्णाहत्या सर्वान्‌' इत्यादि 
कथन असत्य होने से अप्रमाण हो जाता है ॥।४॥ 

उक्त अर्थ में अन्य हेतु प्रस्तुत किया--- 


अभागिष्नतिषेधाच्च ॥५॥ (३७) 


[अभागि-्रतिषेधात्‌ | अभागि--अप्राप्त के प्रतिषेंध से [च] भी (प्रसंगागद 
वाक्य अप्रमाण है) । 

ब्राह्मण में कहा---/न पुथिव्यामस्निइने तव्यो नान्‍्तरिक्षे न दिवि'- अग्नि का 
चयन पृथिवी पर नहीं करना चाहिए, न अन्तरिक्ष में, न द्युलोक में । प्रत्येक व्यक्ति 
यह जावता-समभता है कि अन्तरिक्ष और झुलोक में अग्नि का चयन सम्भव 
नहीं । पृथिबी पर अग्निचयन सम्भव है उसका निषेध कर दिया । यह निषेध उस 
विधि की बाघा करता है, जो अग्निचयन का विधायक है--“हिरण्यं निधाय 
चेतव्यम्‌* परस्पर दोनों के विरोध से 'सुन्द-उपसुन्द'? त्याय के अनुसार विधि- 
निषेध दोनों निष्फल हो जाते हैं। यह स्थिति उनके अप्रामाष्य की द्योतक है। 
इसके अतिरिक्त जहाँ--अन्तरिक्ष और झुलोक में--अग्निचयन प्राप्त ही नहीं, 
उसका निषेध निरर्षक होने से अप्रमाण हो जाता है। अन्तरिक्ष व झ्ुलोक में 
अग्तिचयन सम्भव न होने से यह वाय अपने ही अर्थ में अप्रमाण हो जाता है; 
फलत: ये सन्दर्म॑ अप्रमाण हैं ॥५॥ 

अक़ियाय्थेक वाक्‍्यों के अश्रमाण में अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


१. तै० ब्रा० में पाठ है--'पूर्णाहतिमुत्तमां जुहोति। सर्च बे पूर्णाहतिः। सर्च- 
सेवा5ध्प्नोति ।/ (यु०मी० ) 

२. तुलना करें--मैत्रायणी संहिता, ३।२।६॥ तथा तैत्तिरीय संहिता, ५२।७॥ 

३. पौराणिक आख्यान है--सुन्द, उपसुन्द नामक दो असुरवर्गीय भाई थे। 
उन्हें वर-प्रभाव से शक्ति शआ्राप्त थी--अन्य कोई भी उनका वध नहीं कर 
सकता था। वे धर्मात्मा प्रजाजन को अप्रत्याशित कष्ट देने लगे। तब उन 
दोनों में परस्पर युद्ध हो जाते के प्रयासस्वरूप थे आपस में लड़कर नष्ट हो 
गये । यही स्थिति परस्पर विधि-निरणेध वाकयों की है । 


अथ प्रथमाध्याये द्वितीय: पाद: ६१ 


अनित्यसंयोगात्‌ ॥६॥ (३८) 

[अनित्य संयोगात्‌ | अनित्य--मरणधर्मा व्यक्ति के सम्बन्ध से (अक्ि- 
यार्थंक वाक्य अप्रमाण हैं) । 

दाब्द के नित्य-अनित्य विवेचन के प्रसंग में यह पूर्वेपक्ष [११२८] सूत्र 
में प्रस्तुत किया; तथा सूत्र [ १।१॥३१ | द्वारा इसका समाघान किया। यहाँ शब्द 
के एक अंश--अक्रियार्थक शब्द को लक्ष्य कर आक्षेप प्रस्तुत किया है | 'बबरः 
प्रावाहणिरकामयत' इत्यादि बाबय मरणघर्मा व्यक्तियों के विवरण से सम्बद्ध 
होने के कारण अप्रमाण हैं। क्रियार्थंक न होना तो ऐसे वाकयों के अप्रामाष्य का 
निमित्त है ही; फलत: अक्रियार्थक वाक्‍्यों का प्रामाण्य किसी प्रकार सिद्ध नहीं 
होता ॥६॥ 

इस लम्बे जिज्ञासामूलक पूर्वपक्ष के समाधान के लिए ज्ञातव्य हे--अथेवाद 
के अनेक प्रकार हैं : १. एक प्रकार के अर्थवाद ऐसे हैं-- जिनका यथाश्रुत शब्दा- 
नुसारी अर्थ उत्पन्न नहीं होता। जैसे--'सोडरोदीतू, प्रजापतिरात्मनो वपामुद- 
क्खिदत्‌! इत्यादि । 

२. कतिपय दूसरे अर्थवाद ऐसे हैं--जो विधिवाक्यों के समान श्रतीत होते 
हैं । जैसे--'औदुम्बरो यूपो भवति, यो विदग्ध: स नैक् तः' इत्यादि । 

३. तीसरे प्रकार के अर्थैवाद वे हैं---जिनमें हेतुत्व का आभास होता है । 
जैसे---'शूपेंण जुहोति, तेन ह्ान्न॑ क्रियते' इत्यादि । 

चालू अधिकरण में प्रथम प्रकार के अथेवादों का विचार किया गया है। 
इसका प्रारम्भ करते हुए सूतरकार ने बताया-- 


विधिना त्वेकवावयत्वात्‌ स्तुत्यरथेन विधीनां स्युः ॥७॥ (३६) 


[विधिना ] विधिवाक्य के साथ [तु] तो [एकवाक्यत्वात्‌] एकवाक्यता 
होने से [स्तुत्यर्थेन | (विधिवाक्यों की) स्तुतिरूप प्रयोजन के द्वारा [ विधीनाम्‌] 
विधिवाक्यों के अज्भ | स्पुः | होते हैं (अक्ियार्थंक अर्थात्‌ सिद्धार्थथोधक वाक्य ) । 

सूत्र में 'तु' पद जिज्ञासामूलक पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। ब्राह्मण 
आदि वैदिक वाडमय में जितने अक्रियार्थक अर्थात्‌ सिद्धांक--सिद्ध वस्तु का 
कथन करनेवाले वाक्य हैं, उन सबकी विधिवाक्यों के साथ एकवाक्यता है; 
क्योंकि ऐसे वाक्य--विधिवाक्यों की स्तुति आदि के द्वारा विधिवाक्यों के ही 
अज्भ हैं। मीमांसाशास्त्र में ऐसे समस्त सन्दर्म “अर्थवाद-वाक्य' कहे जाते हैं । 
जैंसे--विधि वाकयों का क्रियार्थंक होने से प्रामाण्य है, इसी प्रकार विधिवाक्यों की 
स्तुति आदि के द्वारा अन्य वाक्यों का उनसे (विधिवाक्यों से) सम्बन्ध होने के 
कारण वे (अक्रियार्थक वाक्य ) भी प्रमाण हैं। 

वायव्यं स्वेतमालभेत भूतिकाम:' यह विधिवाक्य है--कल्याण की कामता 


६ मीमांसा-दर्शन 


करता हुआ यजमान वायुदेवतावाले श्वेत पशु का आलभन--स्पर्ण करे। इस 
वाक्य में आकांक्षा रह जाती है कि वायुदेवतावाले पश्यु का स्पर्श करने से 
कल्याण ब्यों प्राप्त होता है ? इस आकांक्षा की पृत्ति--'वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता, 
वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावत्ति, स एवैनं भूति गमयति।”” इत्यादि स्तुतिपरक 
अर्थवादवाक्य से होती है। ये दोनों (विधि और अर्थवाद) वाक्य परस्पर साकांक्ष 
होने से एकवाक्यरूप हैं ॥ अतः विधिवाक्यों के प्रागाण्य से अर्थवादवाक्यों का 
प्रामाण्य सिद्ध होता है; क्योंकि अर्थवादवाक्य विधिवाक्यों के ही अवयवभूत-- 
लजु भूत हैं, उन्हीं के एकदेश हैं; वे सब मिलकर ही एक अज्भी बनते हैं। अतः 
एकदेश (अथंवाद) के प्रामाष्य की अलग खोज करता नितान्त व्यर्थ है। 

वैदिक वाडूमय में कतियय विधिवाक्य स्तुति आदि अर्थवादवाक्यों से रहित 
हैं; उनके स्तुति आदि बोधक अर्थवादवाक्य नहीं देखे जाते। इसके विपरीत 
कतिपय विधिवाक्यों के साथ स्तुतिपरक अर्थवाद वाक्य सन्तिहित--संबद्ध देखे 
जाते हैं । अर्थवाद वाक्यों का प्रयोजन बताया जाता है--विधिवाक्य-बोधित 
अनुष्ठान में रुचि पैदा करना। जिज्ञासा होती है---अरथवादरहित विधिवाक्य जब 
स्वयं विधिबोधित अनुष्ठान भें रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, तब वे विधिवाक्य 
स्वयं रुचि क्यों नहीं उत्पन्न कर सकते, जिनके साथ अर्थवाद वाक्य पठित हैं ? 
तात्यये--विधिवाक्य उमयत्र समान हैं, विधि के साथ विधिबोधित अनुष्ठान में 
भीवे (विधिवाक्य) स्वयं रंचि उत्पन्न करने में समर्थ हैं; तब समस्त अर्थवाद- 
वाक्य निष्फल व अप्रमाण माने जाने चाहिएँ । 

आचार्यों ने सुझाव दिया--सहें ठीक है, विधिवाक्य क्रियाविधान के साथ 
अनुष्ठान के प्रति रूचि भी उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अर्थंवादसहिंत 
विधिवाक्यों का महावाक्‍्य के रूप में निर्देश कोई महत्त्वपूर्ण नहीं रह जाता; 
परन्तु कहाँ विधिवाक्य प्ररोचना को भी उत्पन्त करता है, यह सचाई हमें जर्थवाद- 
वाक्‍यों के ढ्वारा ही ज्ञात होती है। जिन विधिवाक्यों के साथ अथंवादवाक्य 
पठित हैं, वहाँ अर्थवादवाक्यों को सात्म्य करके ही विधिवाक्य प्ररोचना को 


१ कार कक इक हे टिका रे कर 

१ तैत्तिरीय संहिता २।१।१॥ वायु निश्चित ही क्षिप्रकारी -+ शीघ्रकारी देवता 
है। वायब्य स्वेत पशु के स्पर्श से यजमान वायु को ही अपने भाग द्वारा प्राप्त 
होता है । वायु ही इस यजमान को भूति--ऐड्बये प्राप्त कराता है। यहाँ 
इवेतपशु--मीमांसा-सूत्र [ ६।८5।३३ | के अनुसार--छाग ही लिया जाता है। 
जैसे वायु शी त्रकारी देवता है, ऐसे ही छाग (बकरा) अपनी बंशवृद्धि में अति 
शीघ्रकारी होता है। उक्त वाक्यों द्वारा यह भावना दृढ़ होती है--इस पशु 
का संस्परश---सम्बन्ध यजमान (पशुपालन करनेवाले व्यक्ति ) के लिए ऐद्वर्य 
को प्राप्त करानेवाला होता है। 


अंथ॑ प्रथमाध्याये द्वितोय: पाद: ६३ 


उत्पन्त कर पाते हैं। फलत: अथंवाद-वाक्य क्रियार्थंक विधिवाक्यों का ही स्वरूप 
हैं, उन्हीं का अज्जभु व एकदेश्ञ हैं। ये क्रियानुष्ठान के प्रति प्ररोचना को उभारते 
हुए अनुष्ठाताओं का उपकार करते हैं। क्रियार्थंक विधिवाक्यों का आत्मरूप होने 
के कारण उन्हीं के प्रामाण्य से इनका प्रामाष्य है, इसके लिए अन्य निमित्त खोजना 
व्यर्थ है ॥७॥ (४०) 

शिष्य जिज्ञासा करता है---पुर्वोक्त युक्ति से प्रतीत होता है, अथंवादवाक्य 
बैदिक वाड्मय में आपाततः सम्मिलित हो गये हैं, इनकी अनिवायंता नहीं । सूत्र 
कार ने समाधान किया-- 


तुल्यं च साम्प्रदाधिकम्‌॥८॥ (४०) 


[तुल्यम्‌ | समान है [च] निश्चय ही [ साम्प्रदायिकम्‌ ] गुरु-शिष्य-परम्परा 
(सम्प्रदाय) द्वारा अध्ययन-अध्यापन कर्म । 

सूत्र में “व' पद अवधारण अर्थ में है। यह निएचय से कहा जा सकता है कि 
_विधिवाक्थ और अर्थवादवाक्‍्य दोनों की स्थिति वशक्ष्यमाण विषय में समान है। 
जैसे विधिवाक्यगत पद और उनका अर्थ के साथ सम्बन्ध का ज्ञान अनादि काल 
से गुरु-शिष्य-परम्परा द्वारा प्राप्त होता आया है, ठीक उसी प्रकार अर्थवादवाक्यों 
का भी ज्ञान प्राप्त होता आया है। यह स्थिति दोनों प्रकार के वाक्‍्यों के लिए 
निश्चित रूप से समान है। जैसे विधिवाक्य संप्रदाय द्वारा रक्षित हैं, वैसे अर्थवाद- 
वाक्य भी । अत: यह कदापि न समझना चाहिए कि अर्थवादवाक्यों का पाठ 
आपातत: एवं प्रमादपूर्ण है। फलत: विधिवाक्पों के समान अथंवादवाक्‍्यों का 
प्रामाण्य भी सुनिश्चित है ॥८॥ 

प्रस्तुत पाद के द्वितीय सूत्र में जिज्ञासु द्वारा शास्त्रविरोध व दृष्टविरोध के 
आधार पर अर्थवादवाक्यों के अप्रामाण्य का निर्देश किया गया है। सूत्रकार 
जास्त्रविरोध का समाधान करता है-- 


अध्राप्ता चानुपपत्ति: प्रयोगे हि विरोध: स्याच्छब्दाथ्‌स्त्वप्रयोग- 
भूतस्तस्मादुपपद्मेत ॥६॥ (४१) 


[अप्राप्ता] प्राप्त नहीं होता [ च] और [अनुपपत्ति: | 'सो5रोदीतू' इत्यादि 
वाक्यों में अर्थे का---उपपन्न न होना; [ प्रयोगे] विधि मानने पर ('सो5रोदीत्‌' 
आदि में “रोना चाहिए' इत्यादि रूप से) [हिं] निश्चय से [विरोध:] विरोध 
[स्यात्‌ ] होता है, [ शब्दार्थ:] छब्दार्थ (अरोदीत्‌” आदि का) [तु]तो [ अप्रयोग- 
भृतः] विधिरूप नहीं है ('रोना चाहिए' इस प्रकार) [तस्मात्‌] इसलिये 
[उपपच्चेत] उपपन्न होगा ('सोएरोदीत्‌' इत्यादि वाक्य) । 

जिज्ञासु ने द्वितीय सूत्र द्वारा अर्थवादवाक्यों के विषय में जो शास्त्रविरोध 


द््ड मीमांसा-दशन 


व दृष्टविरोधरूप अनुपपत्ति प्रकट को है, वह 'सो5रोदीत्‌' इत्यादि अर्थवाद- 
वाक्यों में प्राप्त नहीं होती । क्योंकि इन वाक्यों का जो अर्थ है, वहू प्रयोगभूत-- 
क्रियारूप नहीं है। असम्भव होने से न यहाँ क्रिया की कल्पना की जा सकती है। 
'सोश्रोदीत्‌ यदरोदीत्‌ तददुद्रस्य रुद्रत्वम्‌'--वहू रोया, जो रोया अथवा जो रोना 
है, वह रुद्र का रद्र॒त्व (रुद्रपना) है। यहाँ प्रयोग -- क्रिया अथवा विधि की कल्पना 
इसी प्रकार की जा सकती है--रुद्र रोया, अन्य को भी रोना चाहिए, अथवा 
“अन्य भी रोये'। इसी प्रकार “प्रजापतिरात्मनो वपामुदक्खिदत्‌'--प्रजापति ने 
अपनी वपा (पेट पर चर्बी की भिल्‍ली ) को उखेड़ा, था उचेला; अन्य को भी 
अपनी वपा उखेड़नी चाहिए, अथवा जन्य भी अपनी वपा उखेड़े । ऐसे ही 'देवा वे 
देवयजनमध्यवसाथ दिश्ो न प्राजानन्‌--देवों ने यज्ञवेदी पर बैठकर यज्ञकाल में 
दिशाओं को न पहचाना । अन्यों को भी यज्ञकाल में दिशा न पहचाननी चाहिए, 
अथवा अन्य भीं यज्ञवेदी पर दिशाएँ त पहचानें। क्या ऐसे विधिवाक्यों की 
कल्पना इन अर्थंवादबाकयों में की जा सकती है ? यह सर्वथा अशकक्‍्य है । 

रोना अपनी इच्छा या विधि के द्वारा नहीं होता । अपने आत्मीयजन अथवा 
प्रिय वस्तु के वियोग एवं शारीरिक या मातसिक आघात आदि से आँसुओं का 
निकलना “रोता' है। वह इच्छा या विधि से होना संभव नहीं । न कोई अपनी वपा 
उखेड़कर या उचेलकर अग्ति में उसे होम कर श्यूज्ररहित पशु' से यजन कर सकता 
है। इसी प्रकार देवयजन (यज्ञवेदी) में बैठकर न कोई दिशाओं को भूलता है। 
शास्त्रविरोध तभी हो सकता है, जब इनमें विधि मानी जाय; पर इन वाक्यों 
का जो छब्दाथ है, वह विधिरूप नहीं है। इसीलिए शास्त्रविरोध न होने से मे 
अर्थवादवाक्य सर्वेथा उपपन्‍्न हैं ॥६॥ 

उपपन्नता किस प्रकार है ? सूत्रकार ने बताया-- 


गुणवादस्तु ॥१०७ (४२) 


[ग्रुणवाद:] ग्रणवाद--गौण कथन है, यह [तु | तो। 
सूत्र में 'तु' पद पुर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। उक्त अर्थवादवाक्य गौण 


१. तैत्तिरीय संहिता में पाठ है--प्रजापतिर्वा इदमेक आसीत्‌ सो$कामयत प्रजाः 
पशुल्त्सुजेयेति स आत्मनो बपासुदबिखिदत्‌ तामस्नौ प्रागह्वात्‌ ततोडजस्तुपरः 
समभवत्‌ त॑ स्वाये वेबताया आलभत ततो बे स प्रजाः पशूनसृजत ॥२। १११) 

प्रजापति अकेला था, उसने प्रजा और पशुओं को सजंन करने की 
कामना की । उसने अपनी वपा को उसखेड़ा, आग में डाला, उससे तूपर 
(शूज्ज रहित) अज (बकरा) पैदा हो गया। उसे उसकी देवता के लिए 
आलभन (होम) किया। अनन्तर अथवा उससे प्रजा और पशुओं को 
बनाया । इसका वास्तविक तात्पय अगले सूत्र की व्याख्या में द्रष्टव्य है। 


अँथ प्रथमाध्याये द्वितीय: पादः घ५्‌ 


कथन हैं। प्रायः सभी अर्थंवादवाक्यों द्वारा कथित अर्थ गौण-- औपचारिक होता 
है, अथवा सम्बन्धी के गुण (स्तुति) का कथन करता है। 

“सोड्रोदीत्‌”? इत्यादि प्रकार के अर्थवाद शाब्दिक रूप में जिस अर्थ को कहते 
हैं, वह गौण होता है। यह शब्दों का बाहरी अर्थ है; आन्तरिक मुख्य अन्य रहता है, 
जो वास्तविक रूप में उस सन्दर्भ का प्रतिपाद्य है। कहा जाता है --अर्थवादवाक्य 
विधिबोधित अर्थ में--उसकी स्तुति द्वारा, रुचि उत्पन्न करने के लिए होता है; 
परन्तु जहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ समस्या खड़ी होती है कि अर्थवाद का वहाँ क्‍या 
प्रयोजन है ? जैसे 'वेतसशालयाउवकाभिरचार्नि विकर्ष ति *--.बेंत की शाखा और 
अबका +-सिरवाल ( जल में उत्पन्न होतवाली घास ) से अग्नि का विकर्षण करता 
है, बिखरी अग्नि को समेटता है । यहां अग्नि के विकषंण में वेतस और अवका 
का विधान है; अर्थात्‌ विधिबोधिद अर्थ वेतस और अवका है, परन्तु स्तुति जलों 
की गई है---आपो वै शाब्ता:' इत्यादि। ऐसे स्थलों में---स्तुति आदि द्वारा अंवाद 
विधेय अर्थ के प्ररोचतार्थ होता है---इस व्यवस्था का उल्लंघन हो जाता है । 

ऐस़े प्रसंगों में इस दोष के निवारण के लिए सूतकार ने “गुणवाद' का सुझाव 
देकर समाधान किया । स्तोतव्य (वेतस-अवका ) की स्तुति के स्थान पर अन्य 
सम्बन्धी (आपः) की स्तुति किया जाना ग्रुणवाद अर्थात्‌ गौण कथन है। जलों 
की यह स्तुति गौण है, मुख्य स्तुति वेतत आदि की है । क्योंकि जल वेतस-अवका 
के उत्पत्ति-स्थान हैं, उत्पत्ति-प्रदेश की स्तुति ब प्रशंसा से वहाँ उत्पन्न होनेवाला 
प्रशंसित होता है । किसी व्यक्ति के आवास्थ प्रदेश की स्तुति व प्रशंसा से निश्चित 
ही वह व्यक्ति स्तुत व प्रशंसित होता है। ऐसे ही यहाँ वेतस-अवका का आवास्य- 
स्थल 'आपस्‌' की स्तुति से मुख्यरूप में वेतस-अवका की स्तुति प्रस्तुत की जाती 
है। अतः विधेय की स्तुति द्वारा अर्थवाद उसमें रुचि उत्पन्त करने के लिए हैं-- 
इस व्यवस्था के उल्लंघन की आशंका करना व्यर्थ है । 

जिज्ञासा होती है--“सो5रोदीत्‌* इत्यादि अर्थवादवाक्यों का विधिबोधित 
अर्थ क्या है, जिसका यह शेष अथवा अज्भु समभा जाये ? आचार्यों ने बताया-- 
तस्माद्‌ बहिंषि (रजतं) न देयम्---इसलिए यज्ञ में रजत (चाँदी) दान नहीं 
करना चाहिए---इस 'रजत-अदान' विधि का शेष है 'सो5रोदीत्‌ इत्यादि अथेवाद- 


१. तै० सं० २।११॥ 

२. तैं> सं० शाडारा 

३. तै० सं० शाडाथा 

४. 'सोष्रोदीत्‌ यदरोदीत्‌ तब्ुद्रस्य रुद्रत्वम्‌, यदश्रु अशीर्यत, तद्जतं हिरष्यम- 
भवत्‌, तस्माद्रजतं हिरण्यमदक्षिण्यम्‌, अश्रुजं हि, यो बहिषि ददाति, पुराष्स्य 
संवत्सरादुगुहे रुदन्ति, तस्माद्‌ बहिषि न देयम्‌/--ते ० सं० १५॥१॥ 


दर्द मीमांसा-दर्शन 


वाक्य। न्यायसूत्रकार गौतम आचार्य ने अथेबाद के चार भेद बताये हैं--स्तुति, 
निन्‍्दा, परक्ृति, पुराकल्प । मीमांसाशास्त्र इनको इसी रूप में स्वीकार करता है। 
'सो5रोदीत्‌' इत्यादि सन्दर्भ का समावेश 'पुराकल्‍प' नामक अर्थवाद में माना 
जाता है । 'बहिंषि रजत न देयम्‌' विधि का यह शेष है, इसका आधार है--पदों 
का साकांक्ष होना | 'सोडरोदीत्‌' इत्यादि वाक्य में 'सः' (बह) सर्वेदाम-पद किसी 
प्रकृत अर्थ की अपेक्षा रखता है। “वह कहने पर आकांक्षा रहती है--वह कौन, 
जिसके लिए यह अतिदेश है ? आगे सन्दर्भ है---तस्य यदश्॒ अशीर्यत '--- उत्तके 
जो आँसू टपके व बिखरे--यहाँ 'तस्य' पद भी पूर्ब-प्रकृत की अपेक्षा रखता है । 
यह पहले कहे गये विन्‍्दा-बचन--बहिंषि रजतं न देयम्‌! का उपपादक है। 
उसका कारण है--जो यज्ञ में चांदी देता है, वर्ष के अन्दर उसके घर में रोदन 
होता है। फलस्वरूप--यज्ञ में रजत न देना चाहिए। इस प्रकार सभी साकांक्ष पद 
गौण कथन द्वारा विधि के उपकारक होते हैं। रोने (अश्रु) से उत्सन्‍्त्र रजत को 
यज्ञ में देनेवाले के घर में वर्ष के अन्दर रोदन होता है; यह रजत-दान के प्रतिषेध 
का गुण है, जो स्वयं बस्तुतः रोदन नहीं है । 

ऐसी स्थिति में न रोते हुए रुद्र के लिए “बरोदीत्‌ कहना, अश्रु से उत्पन्न 
न होनेवाले रजत के लिए अश्वु से उत्पन्त होना कथन, तथा संबत्सर के अन्दर 
यज्ञ में रजत देनेवाले के घर में रोदन न होने पर भी रोदन होने का कथन, ये 
सब गोण कथन हैं। 'रुद्र' पद के निरबेचन के आधार पर उसका रोना 'सोउरोदीत' 
कहां गया। जल-रूप अश्रु के इवेत वर्ण की समानता के आधार पर अश्र से रजत 
का उत्पन्‍्न होता कहा, रजतदाता के घर में संवत्सर से पूर्व रोदन न होने पर भी 
धनत्याग में दु:ख का अनुभव होने से उसे रोदन के रूप में कहा गया। इस प्रकार 
से सब गौण कथन हैं, जिनका तात्पर्य केवल यज्ञ में रजतदात की निन्दा प्रकट 
करना है। इसलिए ये सब कथन उसी (बहिंषि रजत न देयम्‌) के शेष हैं; यज्ञ में 
रजतदान की निन्‍दा द्वारा उस विधेय के अंग हैं । 

अन्तहित रूप में यह प्रसंग आदिसगंकालिक सृष्टि-प्रक्रिया का बिदरण 
प्रस्तुत करता है, ऐसा विद्वानों* का सुकताव हैं। जो अर्थवाद 'पुराकल्प' विभाग के 
अन्तर्गत ब्राह्मण आदि ग्रच्थों में वणित हैं, प्रायः वे सब आंशिक रूप से सृष्टि- 
प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत करते हैं । वैदिक वाहमय में ऐसे उल्लेखों की संख्या 
झताधिक देखी जा सकती है। 

१. गत पृष्ठ की सं ० ४ टिप्पणी देखें । 
2. द्रष्टव्य--जैमिनीय मीमांसा शाबर भाष्य, हिन्दी व्याख्यासहित, पुृ० १४प- 
४६ । व्याख्याता--युधिष्ठिर मीमांसक तथा पं० भगवदृत्त कृत “ेदविद्या- 
विमश । 


अथ प्रथमाध्याये द्वितीय: पाद: ७ 


'सो5रोदीत्‌” के समान 'स आत्मनों वपामुदक्खिदत्‌” अथंवाद भी “यः प्रजा- 
काम: पशुकामो वा स्थात्‌ स॒ एं प्राजापत्यं तूप रमालभेत' विधि का शेष है। यह 
अर्थवादवाक्य भी 'पुराकल्प' विभाग के अन्तर्गत आता है तथा सूष्टि-प्रक्रिया की 
विशिष्ट अवस्थाओं को अभिव्यक्त करता है।* 

इसी प्रकार 'देवा वैं देववजनमध्यास्य दिशो त प्राजानन्‌” अर्थवादवाक्य 
“आदित्य: प्रायणी यदचरुरादित्य उदयनीयशचरु:' इस विधि का शेष है। सोमयाग 
के अंगभूत ज्योतिष्टोम में यजमान को दीक्षा देने के अनन्तर उसी दिन प्रारम्भ में 
अदिति देवतावाले चरु के साथ प्रायणीय इष्टि का अनुष्ठान किया जाता है, सोम- 
याग की समाप्ति पर 'उदयनीय' इष्टि का प्रयोग होता है। 

विधिवाक्य और उसके शेषभूत अर्थवादवाक्त्यों का परस्पर सान्निध्य वैदिक 
बाह्मय में देखा जाता है, परन्तु प्रस्तुत विधिवानय और अर्थंवादवाक्य का 
सान्निध्य इसी पठित आन्‌पूर्वी के साथ कहीं उपलब्ध नहीं है; पर उसी आशय के 
पदान्तरों अथवा कतिपय पदों की न्‍्यूनाधिकता के साथ पाठ उपलब्ध हैं। इसके 
अनुसार विधिवाक्य एवं अथंवादवाक्यों के सान्निध्य का सामंजस्य प्रस्तुत वाक्‍्यों 
के विषय में भी सम्भावित माने जाने के लिए कोई विशेष बाघा नहीं है? ॥१०॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--'स्तेने मसः, अनृतवादितोबाक्‌' इन अथैवाद- 
वाक्यों में गरणकथन का निमित्त क्या है ? सूतरकार आचाये ने समाधान किया-- 


रूपात्‌ प्रायात्‌ ॥११॥ 


[रूपात्‌] रूप से (रूप--स्थिति की समानता से) [भश्रायात्‌ ] प्रायोवाद से। 

पहला हेतु प्रथम वाक्य में--तथा दुसरा हेतु द्वितीय वाक्य में--आपत्ति के 
समाधान के लिए हैं। सूत्र में 'रूप' पद का तात्पर्य नील, पीत, हरित आदि वर्ण 
नहीं है; वह चोर की स्थिति का बोधक है । चोर जैसे अपनी स्थिति, अपने-आपको 
प्रच्छन्‍न रखता है, कोई उसे जाँच न लेबे, इसी प्रकार मन स्वतः प्रच्छन्‍्न स्थिति- 
बाला है। इस समानता से मन को स्तेन कहा। यहाँ मन के लिए 'स्तेन' शब्द का 
प्रयोग गौण है, औपचारिक है । यह्‌ मन का निन्‍्दावचन 'हिरण्यं हस्ते भवति, अथ 
गुह्लाति' इस विधिवाक्य के हिरण्य की स्तुति का बोधक है। 

सीमांसाशास्त्र में यह स्वीकार किया गया है कि निन्‍्दावाक्य वस्तुतः निन्‍्दा 


य्र 


. द्रष्टव्य-मीमांसा शाबर भाष्य, हिन्दी व्याख्या, पृ० १५०-५३। [यु० मी० ] 
२. इस विषय में द्रष्टव्य हैं-तै ० सं०, ६॥१५॥ मैत्रा० सं०, ३।७।५॥ श० ब्रा०्, 

३१२॥३।६,७॥ ऐ० ब्रा०, २। १॥| [ षड्गुरुशिष्य टीका---'सुखप्रदा' संस्करण । 
३. इस प्रसंग के आंशिक सृष्टि-प्रक्रिया विवरण के लिए देखें--शाबरभाष्य, 
हिन्दी रूपान्तर, पृष्ठ १४४। [यु० मी० ] 


दर्द मीमांसा-दर्शन 


के लिए प्रयुक्त त होकर विधेय की स्तुति के बोधक होते हैं ।! इसके अनुसार 
सतेनं मन: अथवाद का तात्पये पूर्वोक्त विधेय वाक्यगत सुब्ण की इस प्रकार स्तुति 
करता है कि वह सब प्रकार के भल (दोष) से रहित होना चाहिए। इसकी 
स्पष्टता के लिए विधिवाक्य के प्रसंग को समझता आवश्यक है । 

सोमयाग के अवसर पर सोम को कूटकर प्राप्त रस को बढ़ाने के लिए जिस जल 
का उपयोग किया जाता है, उसका नाम यज्ञ-प्रसंग में 'वसतीवरी' है। यह जल 
सूर्योदय-दशा में नदी से तथा सूर्यास्त-काल में सुरक्षित बट आदि से लिया जाता 
है। घट से जलग्रहण करने पर हाथ में अग्नि को लेना होता है, नदी से जलग्रहण- 
काल में प्रवाह के ऊपर हाथ में सुवर्ण धारण किये हुए जल का ग्रहण किया जाता 
है। जलग्रहण के समय का विधिवाक्य है---/हिरण्यं हस्ते भवति, अथ गृह्ाति । 
इसी प्रसंग में अर्थवादवाक्‍्य है--स्तेनं मन इत्यादि । इसी प्रकार ऋतवादिनी 
वाणी को “अनृतवादिनी' गौणरूप में कहा गया; क्योंकि लोक में प्रायः वाणी 
अनुतवादिनी होती है। ये वाक्य विधेय हिरण्य की स्तुति के लिए हैं। मेले मन 
की निंदा की गई; अतः स्वच्छ निर्मल मन के समान सर्वेथा निर्दोष सुबर्ण होना 
चाहिए और सच्चा ; खोटा व मिलाबटी नहीं । फलत: अर्थवादवाक्यों का प्रामाण्य 
विधिवाक्धों के समान तिर्बाघ है ॥११॥ 

ज्षिष्य जिज्ञासा करता है--शास्त्रविरोध का परिहार हो जाने पर दृष्टविरोध 
का परिहार होना चाहिए । सूत्रकार ने कहा-- 

दुरभूयस्त्वात्‌ ॥१२॥ 

[दूरभूपस्त्वात्‌ू | अधिक दूरी के कारण दिन में घूम का और रात्रि में ज्वाला 
का दिखाई देना--कथन गुणवाद है । 

दित भें अग्नि की ज्वाला या दीप्ति सूर्य के तेजस्वी प्रकाश से अभिभूत रहती 
है, पर द्रष्टा के दूरदेशस्थित होने पर भी आकाश में ऊँचा उठता हुआ धूम ही 
दिखाई देता है, अग्नि-दीप्ति नहीं । इसके विपरीत रात्रि में धूम अन्ध कार में मिला 
दिखाई नहीं देता, पर अग्ति का प्रकाश दूरस्थित व्यक्ति को भी स्पष्ट प्रतीत होता 
है 

'सूर्यो ज्योतिर्ज्योति: सूर्य: स्वाहेति प्राप्त:' इस मन्त्र से प्रात:काल होम करना 
चाहिए। “अग्निर्ज्योतिज्योतिरम्नि: स्वाहेति साथ॑ जुहोति' इस मस्त से सायंकाल 
होम करे । होम के लिए सायंकाल और प्रात:काल कौन-सा समय उपयुक्त है ? यह 
आकांक्षा बनी रहती है। इन मन्त्रों के सिश्चित लिग होने से अर्थवाद अग्नि और 


१. मीमांसा में एक नहिं जिन्दा न्याय' है, जिसका खुलासा है--“न हि निन्‍दा 
निन्कितुं प्रवत्ततरेडपि तु स्तोलुम्‌' ॥ 


अथ प्रथमाध्याये द्वितीय: पाद: हद 


सूर्य की स्तुति द्वारा होम के काल-निर्धारण में सहायक है। होम का बह काल 
उपयुक्त है, जब दोनों देवताओं का सान्निध्य हो | अधिक दूर होने के कारण अग्नि 
कौर धूम के अदर्शेन का कथन गुणवाद है, औपचारिक है, यधाभूत नहीं ॥१२॥ 

दृष्टविरोध के अन्य उदाहरण “न! वंतद्विद्य ब्राह्मणा: स्मोथब्राह्मणा वेति' का 
परिहार सूत्रकार ने किया-> 

अपराधात्‌ कर्तुश्च॒ पुत्रदर्शवम्‌ ॥१३॥ 

[अपराधात्‌ ] अपराध से (स्त्री के) [कर्तु:] कर्ता --उत्पादयिता जार के 
[प्रत्नदर्शनम्‌ | पुत्र का दर्शन होता है। अतः 'ब्राह्मण हैं या अव्राह्मण' यह संदेहात्मक 
कथन गुणवाद है। 

यज्ञ-प्रसंग में ऋषि प्रवर आदि के वरण करने के अवसर पर ऋषि पितर 
आदि का निर्देश करना अपेक्षित होता है, जिससे स्पष्ट हो जाय कि यज्ञकर्ता 
ब्राह्मण है। पर समाज में प्रत्यक्ष से जानने पर यह सन्देह-वचन क्‍यों ? 'हम नहीं 
जानते ब्राह्मण हैं या अनब्नाह्मण' ? 

विधिवाक्ध है--'प्रवरे प्रवर्यमाणे ब्रूमात्‌, देवा: पितर:”' इसका अथ्थवाद- 
वाक्य है--न वैतद्विझ” इत्यादि | प्रवर के (अनुमन्‍्त्रण) कथन से अन्नाह्मण भी 
ब्राह्मण मात लिया जाता है। किसी पुत्र के विषय में यह जानना अति कठिन है 
कि यह झुद्ध सत्तान है या नहीं ? स्त्री-माता के अपराध से वह जार-पुत्र है अथवा 
संस्क्रत-पिता का पुत्र ? ऐसा सन्देह होना सम्भव है। प्रवर इस संशय को दूर कर 
देता है; इस प्रकार प्रवर की स्तुति द्वारा यह उसका अथंवाद है। संशय अथवा 
अज्ञान कथन गुणवाद है, औपचारिक है स्त्री-अपराध से भी पुत्र का होना देखा 
जाता है, इसीलिए सन्तान के विषय में कहा है-- 'अप्रमत्ता रक्षत तन्तुमेनम्‌ ।/* 
प्रमादरहित होकर पूरी सावधानता से कुलतन्तु की रक्षा की जानी चाहिए ॥१३॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--स्वर्य की कामनावाले के लिए ज्योतिष्टोम याग 
का विधान किया; अन्‍्यत्र कहदा--कौन जानता है ? स्वर्ग है या नहीं ? यह दृष्ट- 
विरोध है। सूत्रकार ने समाघान किया-- 


आकालिकेप्सा ॥१४॥ 
[आकालिकेप्सा ] वर्तमान काल में होनेवाले फल की इच्छा उबत वाक्य से 


« मैत्रायणी संहिता, १४॥१ शा 

- मैत्रॉयणी संहिता, १।४११॥ 

- तन्त्रवातिक में यह कुमारिल ने सूजपाठ दिया है--“अकालिकेप्सा' अर्थ 
किया है---/अ-कालिक-ईप्सा' कालान्तर में होनेवाले फल की उपेक्षा कर 
तात्कालिक फल की ईप्सा-- इच्छा करना। 

४. तैत्तिरीय संहिता, ६।११॥ 


रण द्ण दू७ 


छ० मीमांसा-दर्शन 


जानी जाती है। 

ज्योत्तिष्टोम याग के अनुष्ठान के लिए 'प्राग्वंशशाला' के निर्माण का विधान 
है। शाला के आधारभूत मध्य का बाँस पूर्वं-पश्चिम डाला जाता है। ज्योत्िष्टोम 
पाग का कार्यक्रम निरन्तर चलता है, अधिक समय चलता है। ऐसे याग के समय 
धुएँ का अधिक होना स्वाभाविक है । यज्ञशाला में धुआँ घुटने न पाये, बराबर 
जिकलता रहे, इसके लिए विधिवाक्य है--“दिक्ष अतीकाशान्‌ करौति' दिज्ञाओं 
में थुऑ निकलने के लिए भरोखों अथवा खिड़कियों का निर्माण करे | इस विधि- 
वाक्य का शेष है-“को हि तद्वेद यद्यमुण्मिल्लोके5स्ति वा न वेति" कौन जानता है 
उस लोक में स्वर्ग है या नहीं ? इसका यही तात्पर्य है कि स्व का दर्शन तो मरने 
के बाद होगा, पर यहाँ धुआँ घुटने से मुँह्‌ और नाक में धुआँ भरकर तत्काल मृत्यु 
का दर्शन हो जायगा, इसलिए शाला से घुआँ बाहर निकलने के लिए प्रथम चारों 
दिल्लाओं में 'अतीकाश' (फरोखा आदि ) बनावें । तात्कालिक दुःख के निवारण के 
लिए इच्छा का होना स्वाभाविक एवं सर्वानुभव-सिद्ध है। उसके अनुसार कालान्तर 
में होनेवाले स्वर्ग की निन्‍्दा द्वारा घूम-निर्गमन मार्ग बनाने की आवश्यकता का 
यह अर्थवाद-वचन स्तावक है। पारलौकिक स्वग-फल में संशय प्रकट करना औप- 
चारिक मात्र है। अतः यहाँ शास्त्रीय दृष्टविरोध की आशंका व्यर्थ है ॥ १४॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--चालू पाद के तृतीय सूत्र-प्रसंग में 'शोभतेजस्य 
मुखम्‌' इत्यादि उदाह रण, अक्ियार्थ-वचन के अप्रामाण्य में दिया; उसका समाधान 
अपेक्षित है । सूत्रकार ने समाधान प्रस्तुत किया-- 


विद्याप्रशंसा ॥१५॥ 

[विद्याप्रशंसा ] ज्ञान की प्रशंसा की गई है, उक्त वचन से, अतः 'शोभतेज्स्य 
मुखम्‌' इत्यादि वचन गुणवाद है, औपचारिक है। 

गर्म॑त्रिरात्र क्रतु के विधि का यह शेष अर्थात्‌ अंग है। 'शोमतेःस्य मुखम्‌” 
इत्यादि वचन उक्त क्रतु की स्तुति करता है, जब इस ऋतु का विशेषज्ञ होने पर 
मुख शोभित होता है, तब इसके अनुष्ठान के फल का तो कहना ही क्या ? इस 
प्रकार उक्त अर्थवादवाक्य ऋतु का स्तावक है। यह ज्ञान की अबांसा है। मुख- 
शोभा का कथन गुणवाद है । 

उक्त ऋतु का अंगभूत अन्य उदाहरण है--“आउ्स्य प्रजायां बाजी जायते य 
एवं वेद' जो इस प्रकार जानता है, उसकी सन्तति में अन्नवाला उत्पन्न होता है। 
यह वेद के अनुसन्त्रण-विधि का झेष है। वेद के अध्ययन आदि से पूर्ण विद्वान्‌ होकर 
अल्लप्राप्ति में सुविधा होना, विधि का प्रयोजन नहीं है, यह केवल गुणवाद है, 
विधि का स्तावक है। 


अथ प्रथमाध्याये द्वितीय: पाद: छ१ 


भट्ट कुमारिल इस वाक्य को अध्ययन-विधि (स्वाध्यायोध्येतव्य:) का झषेष 
मानता है । तन्त्रवात्तिक की पार्थसारथि मिश्र कृत न्यायसुधा' नाभक व्याण्या में 
उक्त अ्थंवादवाक्य का पाठ इस प्रकार उद्धृत किया है-- 

“घृतवन्त' कुलायिन रायस्पोष सहज्निणं बेदों ददातु वाजिनमित्याह प्र सहल्न' 
पश्चुनामाप्नोति अस्प प्रजायां वाजी जायते य एवं वेद ।” | १४२२५] 

इस सन्दर्भ के 'बेदो ददातु' वाक्यांश में 'बेद' पद का अर्थ विवेच्य है । ऋगादि 
मन्त्रसंहिता के लिए प्रयुक्त 'वेद' पद आश्युदात्त माना है। इसके अतिरिक्त यज्ञ में 
प्रयोग के लिए कुशमुष्टि (कुश घास की एकत्र बाँघी मुट्ठी ) का भी यह वाचक है, यह 
अन्तोदात्त है । तैत्तिरीय संहिता में यह पद अन्तोदात्त पठित है । अतः वेदाध्ययत- 
विधि का इसे शेष मानना चिन्त्य हो जाता है ॥१५॥ 

प्रस्तुत पाद के चतुर्थ सूत्र से बताया--पूर्णाहुति से सब कामनाओं को प्राप्त 
हो जाता है, तब अन्य सब अनुष्ठान अनर्थक हैं। इसका समाधान सूत्रकार ने 
किया-- 


सर्वत्वमाधिकारिक््‌ ॥१६॥ 


[सर्वेत्वम्‌] सबपता--सम्पूर्णता [आधिकारिकम्‌ ] अधिकार--अस्तंगग्राप्त 
विषयक है, अत: औपचारिक है। 
धूर्णाहुत्या सर्वान्‌ कामानवाप्नोति' यह अर्थवाद-बचन 'पूर्णाइति जुह्दोति' इस 
विधि का शेष है। जो कार्य अधिकृत है, प्रारम्भ किया हुआ है, उसको पुर्णता तक 
पहुँचाना आवश्यक होता है। किसी अनुष्ठान का फल तभी प्राप्त हो सकता है, जब 
वह सम्पूर्ण रूप से सम्पन्न कर लिया जाता है; अधूरा कार्य निष्फल होता है। 
'ुुर्णाहु्ति जुद्दोति' विधि का यही तात्पयें है कि जो अनुष्ठान अधिकृत है, प्रारम्भ 
किया है, उसे पूर्णाहुति तक पहुँचाना चाहिए; तभी कामनाओं की प्राप्ति होती 
है; अधूरे में छोड़ देने से यथार्थ फलप्राप्ति असम्भव है। इस प्रकार पूर्णाहुति से 
सब कामनाओं की प्राप्ति होना--अथ्थवाद, पूर्णाहुति होमविधि का स्तावक है। 
बह अपने पदों से बोधित अर्थ को मुख्य-अर्थ के रूप में प्रस्तुत नहीं करता; अतः 
१. यह पाठ किस मूल ग्रन्थ से लिया गया है, अभी तक अज्ञात है, (यु० मी०)। 
वाक्य का अर्थ है--घुत आदि से सम्पन्न, कुल में स्थिर रहनेवाला, पारि- 
वारिक सम्पत्ति के पोषक, अनेक प्रकार के अन्न व पशुओं से सम्पन्त पुत्र 
को वेद हमें देवे, ऐसा कहा है। जो इस प्रकार जानवा है, उसकी सन्तति 
में अनेकानेक अन्त-पशु आदि से सम्पन्न सन्तान उत्पन्न होती है। 
यहू मूल पाठ आंशिक रूप से तै० सं० १४ तथा काठक सं० 
५।४ २४ में द्रष्टव्य है। 


छ्र मीमांसा-दर्शन 


गुणवाद है, औपचारिक कथन है। यह ऐसा ही है, जैसे कोई कहे-- 'सभस्त जच्न 
शुद्ध है, निर्दोष है ।' यहाँ 'समस्त' या 'सर्व' पद केवल घर में सुरक्षित अन्न को 
लक्ष्य करता है। इसी प्रकार जो अनुष्ठेय ऋतु.अधिक्वत है, प्रकृत है, चालू है, उसी 
से सिद्ध होनेवाले फल के विषय में अर्थवादवाक्य प्रवृत्त हुआ है। इससे प्रत्येक 
अनुष्ठान की पूर्णाहुति-विधि का स्तवन होता है; अन्य भनुष्ठानों की निरथंकता 
सिद्ध नहीं होती ॥१ 

शिष्य जिज्ञासा करता है---उकत समाधान से शेष (अर्थवाद) वाक्य की 
निर्थकता स्पष्ट हो जाती है । कहा गया--पूर्णाहुति से सब कामनाओं की प्राप्ति 
हो जाती है, जब कि उक्त समाधान से पता लगा--उससे भ्राप्ति कुछ भी नहीं 
होती, तब यह मिथ्या कथन हुआ । आचायें ने पूर्वोकित आपत्ति का अन्य प्रकार से 
समाधान किया -- 


फलस्थ कर्मंनिष्पत्तेस्तेषां लोकबत्‌ परिमाणतः फलविशेषः 
स्थात्‌ ॥१७॥ 


[फलस्य | स्वर्गादि फल की [कर्म॑निष्पत्ते:] कर्मों के द्वारा सिद्धि होने से 
[तेषाम्‌] उन कर्मों के [परिमाणतः] परिमाण से, लघु-गुरु होने के अनुरूप 
[फलविशेष: | फल-भेद, फल का लघु-गुरु होना [स्थात्‌ ] होता है, [लोकबत्‌] 
लोक में होनेवाले व्यवहार के समान । 

जिस प्रकार लोक-व्यवहार में देखा जाता है--जो अल्प कार्य करता है, वह 
कार्य का फलरूप पारिश्रमिक भी अल्प पाता है। अधिक कार्य का पारिश्रमिक फल 
अधिक मिलता है। इसी प्रकार पूर्णाहुति होम-विधि का अ्थंवाद सर्वेथा निरथेक 
न होगा । यदि उतना ही अनुष्ठान कोई करेगा, तो उसे अल्प स्वर्गफल मिलेगा। 
जौ पूर्ण ज्योतिष्टोम अनुष्ठान सम्पत्त करेगा, उसे अधिक अथवा पूर्ण स्वर्गफल 
प्राप्त होगा । फलप्राप्ति की यह न्यूनाधिकता काल के आधार पर विभाजित 
समभनी चाहिए । केवल पूर्णाहुति से अल्पकालिक स्वर्ग, तथा पूर्ण ज्योतिष्टोम- 
अनुष्ठान से चिरकालिक स्वर्गफल-भोग की प्राप्ति होगी । अतः अर्थवादवाक्य 
नितान्त निरथेक नहीं है ॥१७॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--चालू पाद के छठे सूत्र तक उभारी गई आपत्तियों 
में से अभी तक अन्त की दो आपत्तियों का समाधान नहीं हुआ । आचायें ने 

किया 


अन्त्ययोयेथोक्तम्‌ ॥१ ८॥। 


[अन्त्ययो: | अन्त की दो आपत्तियों का समाधान [यथोवतम्‌ ] जैसा पहले 
की अन्य आपत्तियों का कहा है, उसी के समान समभना चाहिए। 


। 
अथ प्रथमांध्याये द्वितीय: पाद: छ३ 


पाँचवें सूत्र 'अमागिप्रतिषेघाच्च' द्वारा आपत्ति प्रकट की है--अग्निचयन" न 
पृथिवी पर करे, न अन्तरिक्ष, न चुलोक में | चुलोक, अच्तरिक्षलोक में अग्निचयन 
आ्प्त ही नहीं, सम्मव भी नहीं । जहाँ प्राप्त है--पुथिवी पर--वहाँ भी निषेघ 
कर दिया । अग्निचयन के बिना ज्योतिष्टोम आदि कहाँ होंगे ? अत: ये कथन 
निरथंक हैं, अग्रमाण हैं। 

सूत्रकार कहता है, इस आपत्ति का समाधान, पहली आपत्तियों के समाधान 
के समान समभना चाहिए। अर्थात्‌ यह अथंवाद-वचन एक विधि का शेष है। 
विधिवाक्य है--“रुकममुपदधाति' सुवर्ण का उपघान करता है, तकिया लगाता 
है। अग्तिचयन का उपधान--तकिया---है सुवर्ण । इस विधि का शेष है---'न 
पृथिव्याम्‌' इत्यादि । अन्तरिक्ष और द्यु में बग्निचयन प्राप्त नहीं; पर नंगी पूथिवी 
पर भी अग्तिचयन अविवक्षित है। सुवर्ण-खण्ड रखकर ही अग्निचयन करना 
चाहिए। अन्यथा वह इमशान-अग्निचयन के समान हो जाता है; ऋद्धि-समृद्धि को 
प्राप्त करानेवाला नहीं रहता। अतः इस सन्दर्भ (न पृथिव्याम्‌-इत्यादि) के पद 
अपने मुख्य अर्थ को न कहकर सुवर्णोषधान-विधि के स्तावक हैं, औपचारिक 
हैं । 

अन्तिम छठे सूत्र 'अनित्यसंयोगात्‌' द्वारा आपत्ति उभारी गई है--वैंदिक 
वाकयों में अनित्य (कालविशेष में उत्पन्न होनेवाले) व्यक्तियों का उल्लेख 
देखा जाता है; अत: वैदिक वाइःमय नित्य, अनादि नहीं कहा जा राकता; इसी- 
लिए अप्रमाण है । 

आचायें सूत्रकार ने इसका समाधान प्रथम पाद के अन्तिम सूत्रों द्वारा कर 
दिया है--'परं तु शुतिसामान्यमात्रम्‌--व्यक्तिविशेष के लिए लोक में प्रग्रुक्त 

१. अर्थवाद वाक्य है-- “न पृथिव्यासग्विश्चेतव्यों नान्‍तरिक्षे न विवि इत्याहु,, 
अमृत वे हिरण्यम्‌, अमृते वा एतदग्तिइ्चोयते, इसशानचितो वा एते चीयन्ते; 
चित्यां-चित्यां हिरण्पश्कलमुपास्यति, तेन वा एथो5इमदानचित्‌, तेन स्वगें: (? 

[मैत्रा० सं० ३२६] 

पृथिवी, अन्तरिक्ष, यु में अग्निचयन न करे। 'रुक्ममुपदधाति' विधि 
द्वारा ऐसा कहा है। हिरण्य अमृत है; अमृत में अग्निचयन किया जाता 
है। इसके बिना इमजान-अग्निचयन है। प्रत्येक चयन में सुवर्णखण्ड उपल्षिप्त 
होता है, तब वह अह्मशान-चयन है। उससे स्वर्ग प्राप्त होता है । इसी के 
सान्निध्य में 'हक्ममुपदधाति ऋदछ्ूय' यह विधिवचत है। 

इसका व्यवहार-पक्ष है--सुवर्ण आर्थिक नीति व स्थिति का मूल 
आधार है । व्यापार व उद्योग आदि में सुवर्ण लगाइए, उससे अनेक गुणा 
सुवर्ण प्राप्त कर स्वर्ग का भोग कीजिए । 


छ्ड मीमांसा-दर्शन 


कोई नाम-पद वेदिक वाइमय में, विशेष रूप से मन्त्रसंहिता-भाग में कहीं 
उल्लिखित नहीं हुआ । व्यक्तिविश्येष के संज्ञारूप में जो नाम-पद उभयत्र (लोक- 
बेद में) समान देखे जाते हैं, उनकी समावता--उच्चारण किये जाने पर केवल-- 
सुनते मात्र की है। अथवा यह कह सकते हैं कि उन पदों की वर्ण-मात्रानुपूर्वी केवल 
समान है, उनके अर्थ में कोई समानता नहीं । लोक में प्रयुक्त वह पद व्यक्तिविशेष 
का वाचक है; वेद में प्रयुक्त वैसा पद धातु-प्रकृति-प्रत्यय आदि के आधार पर 
अन्य किसी सामान्य अर्थ का अभिधायक होता है। अत: ऐसे पदों के आधार पर 
बेद का अनित्यत्व एवं अश्रामाण्य कहना सववंथा असंगत है। इस प्रकार दोनों सूत्रों 
[५, ६] द्वारा उभारी गई आपत्तियों का समाधान यथायथ कह दिया गया है। 
यही कारण है--यास्क ने- व्यक्तिविश्वेष के प्रतीत होनेवाले ऋग्वेदगत---नहुष:, 
तुवंशा:, द्रह्मवः, आयव:, यदवः, अनवः, पूरव: इत्यादि नाम-पदों को निघण्टु 
[२४२] में सामान्य मनुष्यवाचक माना है। फलत: उक्त प्रकार वंदिक वाइमय 
का श्रामाण्य सिद्ध होता है ॥ १८॥ 
(विधिवन्निगदाधिकरणम्‌--२) 
इस अधिकरण में अर्थवाद के ह्विंतीय” प्रकार का विचार प्रस्तुत किया गया 
है । इसी आधार का आश्रय लेकर शिष्य जिज्ञासा करता है--अर्थवादवाक्य प्राय: 
फल का निर्देश करते हैं, तव उनको फलविधि क्‍यों न मान लिया जाय ? इससे 
उनका प्रामाण्य विधिवाक्य होने से ही सिद्ध हो जायगा, विधि की स्तुति आदि के 
द्वारा उसका प्रामाण्य मानने के द्रविण-प्राणायाम की क्या आवश्यकता है ? आचार्य 
ने शिष्य की जिज्ञासा को सूत्रित किया-- 


(पु०) विधिर्वा स्थादपूर्वत्वाद्रादमार्व हानर्थकम्‌ ॥१६॥ 


[विधि:] विधिवाक्य [वा] ही [स्यात्‌ | होवे, यह [ अपूर्वत्वात्‌ ] अपूर्व 
होने से [वादमात्रम्‌] स्तुति का कथनमात्र [हि] निरचय ही, अथवा क्योंकि 
[अनर्थकम्‌ ] अनर्थक है। 

यहाँ ऐसे अर्थवादवाक्यों पर विचार है, जो विधि के समान पढ़े गए हैं। 
उदाहरण है--“औदुस्व रो यूपों भवति, ऊर्गप्वा उदुम्बर ऊर्क पशव:, ऊर्जवास्मा 
ऊर्ज पशूनाप्तोति ऊर्जोष्वरुध्ये ।” [ते ० सं० २।१११ ]औदुस्बर--उद्म्बर--गूल र 
का बना हुआ थरूप होता है, उदुम्बर निरचय ही ऊर्जा है, झवित है; ऊर्जा पशु-अन्न 
हैं, ऊर्जा से ही ऊर्जा होती है, अतः पशुओं---अन्नों को प्राप्त करता है, ऊर्जा को 
रोकने के लिए, अर्थात्‌ ऊर्जा यजमान के पास रुकी रहे--ऊर्जा उसे सदा प्राप्त 


रहे। 


३. बष्टख्य---सूत्र १२७ का अवतरणिका-भाग । 


अथ प्रथमाध्याये द्वितीय: पाद: छू 


विधि के समान पढ़े गये ऐसे वाक्यों के विषय में संशय होता है---क्या यह 
(औदुम्बरों यूपो भवति ) फलविधि है ? अर्थात्‌ इसका तिर्देदय फल का विधान करना 
है ? अथवा यह यूपविधि का स्तवनमात्र है ? सूत्रकार ने बताया-- यह फलबिधि 
का ही निर्देश मानना चाहिए, क्योंकि यह अपूर्न का कथन करता है--जो अर्थ 
अन्य किसी बायय से प्राप्त नहीं है, ऐसे अर्थ का विधान करता है । ऐसी स्थिति में 
इस प्रकार के वाक्‍्यों को केवल विधि के स्तुतिपरक कहना निश्चय ही निरर्थक 
होगा। स्तुति करने या न करने से--वस्तु के बढ़ने-घटने के रूप में कोई अन्तर 
नहीं पड़ता । सूत्र के 'अनर्थक' पद का तात्पर्य निष्प्रयोजन है। य्रद्यपि स्तुति का 
भी प्रयोजन शास्त्र में स्वीकार किया गया है, पर यहाँ स्तुति लक्षणावृत्ति से जानी 
जाती है, उसका बोधक कोई दाब्द यहाँ नहीं है। जहाँ सिद्धार्थ-बोघक वाक्य के 
प्रामाण्य के लिए अन्य कोई मार्ग न हो, वहाँ लक्षणावृत्ति से विधि की स्तुति द्वारा 
उसके प्रामाण्य का निर्वाह किया जाता है । पर यहाँ ऐसा नहीं है । फलविधि यहाँ 
श्रुतिबोधित जर्थ है । लक्षणावृत्ति की अपेक्षा श्रुति बलवती होती है, अत: इसे 
फलविधि मानना युक्‍त है ॥ १६॥ 

अन्य शिष्य की एतद्विषयक आशंका को आचार्य ने सूत्रित किया-- 


लोकबदिति चेत्‌ ॥२०॥। 


[लोकवत्‌ ] लोक में प्रयुक्त स्तुति के समान, वैदिक स्तुति सार्थक हो सकती 
है, [इति चेत्‌ | ऐसा यदि माना जाय, (तो वह निरथ्थंक न होगी) । 

लोकव्यवहार के समान वैदिक व्यवहार में भी वैसा होना रवीकार किया 
जाना चाहिए। लोक में व्यवहार देखा जाता है--यदि गाय खरीदती है, तो देव- 
दत्त की गाय खरीदो | वह वहुत दूध देती है, हर वार बछिया डालती है, उसके 
बच्चे जीवित रहते हैं। यहाँ 'खरीदो' (विधिवाक्य ) कहने पर भी क्रेता गुणों का 
वर्णन सुतने पर खरीदने के लिए सरलता से तैयार हो जाता है। ऐसे ही वेद में 
कमें की स्तुति करने से कर्त्ता की कर्म के प्रति रुचि उत्पन्न होकर बह उसके 
अनुष्ठान में सरलता से प्रवृत्त हो जाता है । अतः उक्त स्थलों में फलविधि न 
मानकर उसे अर्भवाद ही समभना चाहिए। इससे सप्तम सूत्रोक्त ज्ञास्त्रमर्यादा 
बनी रहती है।।२०॥॥ 

आचार्य उक्त शंका का निराकरण करता है-- 


न पूर्वत्वात्‌ ॥२१॥ 


[न] नहीं ठीक, उक्त कथन [पृर्वत्वात्‌ | अन्य प्रमाणों द्वारा लौकिक व्यवहार 


की जानकारी होने से । 
लोक में केवल विधिवाक्य (गाय खरीदो) से कार्यानुष्ठान में प्रवृत्ति तहीं 


७६ मीमांसा-दर्दान' 


होती ; वहाँ प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रमाणों द्वारा बहुक्षीरत्व आदि की परीक्षा व जान- 
कारी प्राप्त किये जाने से स्तुति का होना सप्रयोजन है। परन्तु वैदिक वाक्य में 
उदुस्बर ऊर्क॑--ऊर्जा है, अन्न ऊर्जा है, उदुम्बर का यूप बनाने से ऊक्‌ का प्राप्त 
होना आदि किसी अन्य प्रमाण से जाना नहीं जाता, वह केवल वेंदिक वाक्य से 
बोधित होता है। अतः प्रमाणान्तर द्वारा न जानने से अपूर्व होने के कारण वह स्तुति- 
रूप अर्थवाद न होकर फलविधि है, ऐसा मानना युक्त होगा, भर्थात्‌ उदुम्बर का 
यूप बनाने से ऊर्जारूप फल की प्राप्ति होती है ॥२१॥ 
भूलजिज्ञासा का सूबकार ने समाधान किया--- 


उक्त तु बाक्यशेषत्वम्‌ ॥२२॥ 


[उक्तम्‌ ] कह दिया है [तु] तो [वाक्यशोषत्वम्‌] वाक्योष होना। अर्थे- 
वादवाक्य विधिवाक्यों के शेष हैं--- अंगभूत हैं, यह कह तो दिया है । 

सूत्र में 'तु' पद मूल जिज्ञासा के समाधान का द्योतक है। चालू पाद के सप्तम 
सूत्र [१२७ | में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि समस्त अर्थवादवाक्य--जों 
क्रिया का साक्षात्‌ निर्देश नहीं करते--विधिवाक्यों के अंगभूत हैं । विधिवाक्यों 
हारा बोधित अर्थ की स्तुति आदि करना उनका प्रयोजन है। इस रूप में वे विधि- 
वाक्‍्यों के परिवार में आ जाते हैं, उनसे बाहर उन्हें नहीं समकना चाहिए। 

'औदुम्बरों यूपो भवति” यहाँ “भवति' क्रियापद वर्तमानकालिक है, विधि- 
बोधक(लिड लकार ) क्रियापद नहीं है। इस कारण उक्त वाक्य से यूप का विधान 
नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्‍त यह निर्देश सोमापौष्ण (सोम और पूषा 
देवतावाले ) पशुयाग के प्रसंग में है' । अग्निषोमीय पशुषाग प्रकृतिभूत है, सोमा- 
पौष्ण उसका विक्वृतियाग है। प्रकृतियाग में खादिर (खैर वृक्ष के) यूप का विधान 
है। 'प्रकृतिवद्‌ विक्ृति: कत्तंव्या' इस सामान्य तियम के अनुसार अग्तिषोमीय 
प्रकृतियाग के समान सोमापौष्ण विक्रतियाग में भी यूप खदिर (खैर) वृक्ष का 
होना चाहिए, पर यहाँ बिकृतियाग में उसके स्थान पर उदुम्बर (गूलर) के यूप 
का विधान किया है। ऐसे वाक्यों को साक्षात्‌ विधिवाक्य नहीं माना जाता । यहाँ 
“म्वति' इस वत्तेमानार्थक क्रिया के होते और कामना-बोधक (स्वगंकाम, इन्द्रिय- 
काम, प्रामकास, पशुकाम आदि )शब्द के न होते से यह फलविधि नहीं है। सोमा- 
पौष्ण त्रैतयाग* के फल की प्ररोचना के लिए ही “ऊर्ग्वा उदुम्बर' इत्यादि कहा है। 


१. इसके लिए द्रष्टव्य है--तै ० सं० २।१४१॥ वहाँ का पाठ इस प्रकार है-- 
सोमापौष्णं ब्रेतमालभेत पशुकामः'' 'औदुम्बरो यूपो भवति, ऊर्म्वा उदुम्बर 
ऊक पदावः इत्यादि 3 

२. 'सोसापौष्णं त्रैतमालमेत पश्लुकासः” इस वाक्य में व्यवहार दृष्टि से “त्रेत' 


अथ प्रथमाध्याये द्वितीय: पादः ७७ 


यद्यपि उदुम्बर अभिधावृत्ति से ऊर्क (अन्न) नहीं है, पर लक्षणावृत्ति से अपने 
पक अल अमन लक के 
पद विचारणीय है। सोम और परुषा देवतावाले त्रैत पशु” का आलभन 
करे, स्पर्श करे, अथवा प्राप्त करे । यहाँ 'पश्‌ ' पद का प्रयोग 'अन्न' के लिए 
हुआ है। “अन्त उ वे पश्व:' [जें० ३१४१], 'पढावों वाउअन्तम्‌' [ माझ ० 
४६९१] 'पशुर्वाध्अन्तम्‌' [माश० ४॥१।३।७ ] अन्न को ही पश्चु कहा 
जाता है। पूर्वोक्त सन्दर्भ में 'पशुकाम:' का अर्थ होगा--अन्वकाम:; अन्न 
की कामना करनेवाला “त्रैत! का आलभन करे, उसके साथ सम्पर्क करे, 
उसके साय सा्तिध्य व सम्बन्ध स्थापित करे । 'अस्नमु ब॑ पशवः' इत्यादि 
वाक्‍यों का यह अर्थ नहीं है कि पशु-प्राणी (अजा-अबि अरदि) अन्त अर्थात्‌ 
खाद हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण [३।६।९।२] में लिखा है---“अपशबवो वा एते 
यदजावयदचारण्याइच । एते वे सर्वे पश्षव: यद्गव्या इति' ये जो अजा (बकरी ) 
अबि (भेड़) और जितने अरण्याचारी प्राणी हैं, सब निश्चय ही 'अपशब' 
हैं, अखाद्य हैं। ये सब प्राणी ऐसे ही अखाद्य हैं, ज॑से गाय । अन्न का 'पत्षु- 
पद से अभिलापन इसी आधार पर किया गया है कि प्रत्येक प्राणी आँखें 
खुलते (जीवन-लाभ होते) ही सबसे प्रथम अन्त को देखता है, अनुभव 
करता है। यह प्रत्येक व्यक्ति जानता है--किसी भी योनि का नवजात वत्स 
अपने खाद्य की ओर लपकता है। अनेक अर्थों के लिए प्रयुक्त होनेवाले पद 
का प्रवृत्तिनिमित्त अर्थानुसार विभिन्‍न होता है। इसी के अनुसार 'पशु ' पद 
का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है; उन्हीं में से अन्यतम अर्थ 'अत्न' है। अन्त 
का वास्तविक रूप क्या है, एक स्थल पर बताया---'दधि मधु घृतमापों धाना 
अवान्ति, एतडं पशूनां रूपम्‌' [ते ० सं० ३३३।२।८] अन्नों-खाद्य वस्तुओं का 
यथार्थरूप दधि आदि पदार्थ हैं | इसी प्रसंग में आगे लिखा है -जहुरूपा हि 
पशब:” अन्त अनेक श्रकार के होते हैं। पूर्ववाक्य में 'घाना:' पद उन समस्त 
अन्नों का उपलक्षण है, जो विभिन्‍न ऋतुओं में पृथिवी से उत्पन्न होते हैं। 
मूल सन्दर्भ का अर्थ है--अन्न की कामनावाला व्यक्ति त्रत का 
आलभन--र्पर्श करे। उसके साथ सम्बन्ध जोड़ उसे (अन्न को) प्राप्त 
करे। यहाँ 'ब्रेत' क्या ? और उसके साथ स्पश्नें या सम्बन्ध जोड़ना क्‍या 
है ? विचारणीय है। 
तीन के समूह का नाम 'त्रित' है, त्रित ही “त्रत' कहा जाता है। 
अभिषावृत्ति से 'त्रित' का अर्थ ठीक तीत है। लक्षणावृत्ति से यह पद “बहुत्व' 
अर्थ का द्योतन करता है। पहले अर्थ में---तीन ऋतुओं का समूह '“त्रित' है । 
बर्ष के तीन ऋतु समयानुसार विभिन्‍न अन्‍्नों के उत्पादन में निमित्त होते 
हैं | इनके अतिरिक्त तौन का एक समूह और है, जो अन्नों के उत्पादन में 


रु मौमांसा-दर्शन 


पके फलों के आधार पर उदुम्बर को ऊक कहना कोई अनुपयुक्त नहीं है। यह 


मुख्य साधन हैं--पृथिवी (भूमि), वर्षा (पर्जन्य->जल), आतप (सूर्य) । 
बेदिक वाहूमय में अनेक प्रकार से इस विषय का उल्लेख हुआ है-- 
इयं हि (पृथिवी) पशुनां योनि: ॥ मैं ० सं० ३।७छा७॥ 
अद्भूब हां ष ओषधोस्यः सं भवति यत्‌ पशुः ३ ते ० सं० ६३।६॥४। ह। 
आस्नेयाः सर्वे पश्व उच्यन्ते । काठ» सं० २६॥७॥ 
इयं (पुथिवी) वा अन्नस्य प्रदात्रिका | मै० सं० २२७ 


अथ प्रथमाध्याये द्वितीय: पाद: छह 


अज्लंसा (स्तुति) सोमापौष्ण पश्ुयाग' की हो, अथवा औदुम्बर यूप की, इसमें 
कोई विशेष अन्तर नहीं है। तात्पय इतना है कि यह फलविघि न होकर स्तुतिल्‍्प 
अर्थवाद है ॥२२॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है --जिन वाकक्‍यों में अभिधावृत्ति से विधि सम्भव है, 
वहाँ लक्षणावृत्ति के आधार पर स्तुति कहना अन्याय्य होगा । आचार्य ने समाधान 
किया-- 

विधिश्चानर्थक: क्बचित्‌ तस्सात्‌ स्तुतिः प्रतीयेत, तत्सामान्या- 

दितरेषु तथात्वम्‌ ॥२३॥ 

[विधिः] विधि हैं [च] और [अनर्थंक:] अनर्थक [क्वचित्‌ | कहीं; 
[तस्मात्‌ |] इसलिए वहाँ [स्तुतिः | स्तुति |प्रतीयेत ] जानी जाये, [तत्सामान्यात्‌ | 


का अनुष्ठान करनेवाला व्यक्ति अन्न का एक दाना मूमि में डालकर बहुत 
अन्न को त्राप्त करता है, यह आशय उक्त वाक्य में अन्तहित है। आपाततः 
प्रतीयमान समस्त पशुयाग-प्रक्रिया जन्‍्नोत्पादन की प्रक्रिया के साथ सन्तुलित 
होती है। यह सामञ्जस्थ इस धारणा को पुष्ट करता है कि 'पशुयाग-पद में 
'पक्षु “पद अन्न का वाचक है, 'पश्ु प्राणी का तहीं। 

१. इस पशुयाग अथवा अन्नयाग के देवता सोम और पूषा हैँ । सौम--जल. तथा 
पूषा--सू्म है। पूर्वांकित टिप्पणी में इसका स्पष्ट विवरण कर दिया है। 
आचार्यों ने बताया-- पशुयाग में 'अग्निषोमीय' प्रकृतियाग है, 'सोमापौष्ण' 
विक्ृतियाग। वस्तुतः दोनों यागों के देवताओं में कोई अन्तर नहीं है । प्रकृति 
याग में अग्नि' प्रथम और “सोम' द्वितीय है। विकृतियाग में इनके पौर्वापयं 
का विपयंय हो गया है। यहाँ 'सौम' प्रथम और “पूषा” [सूर्य -- अग्नि] 
द्वितीय है। देवताओं का यह क्रम अन्नोत्पादन-प्रक्रिया के एक रहस्य का 
उद्घाटन करता है। 

जब अन्‍्नोत्पादन के लिए भूमि में बीजारोपण किया जाता है, वहाँ 
उसे अंकरित होने तक के लिए जल की अपेक्षा ऊष्मा (गरमी) कौ अधिक 
आवश्यकता रहती है । सर्वत्र बीजारोपण के अवसर पर 'अश्नि' [ उष्णता] 
का प्राधान्‍्य रहता है । बीज के अंकुरित हो जाने और भूमि से बाहर आ 
जाने तक 'प्रकृति-याग' की सीमा है। आगे 'विकृति-याग का प्रारम्भ होता 
है--फल के आ जाने तक । यहाँ देवता के क्रम में विपयंय हो गया है। 
“सोम '--जल का प्रथम स्थान है; आतप-अग्नि-पूषा का द्वितीय । जब फसल 
भूमि के ऊपर सिर उठा लेती है, तब जल-सेचन के विषय में विज्लेष साव- 
बानता बरतनी पड़ती है। 'प्रकृति'-यागगत देवताक्रम के “विकृति-याग में 
विपर्यय का यही रहस्य है। 


द्० मौमांसा-दर्शन 


उसी समानता से [इतरेषु ] अन्य वाक्यों में [ तथात्वम्‌ | वैसा होनार-स्तुति का 
होना जानना चाहिए। 

कहीं-कहीं ऐसे वचन हैं, जहाँ विधिबोधित अर्थ सम्भव नहीं । ऐसे स्थलों 
में--विधि अनर्थक न हो--इस कारण स्तुति की कल्पना कर लेनी चाहिए। उसी 
समानता के अन्य वाक्यों में भी स्तुति की कल्पना करना अन्याय्य नहीं है । 

वाक्य है--अप्सुयोनिर्वा अश्व:' जल योनिवाला अर्थात्‌ जल से उत्पन्त अश्व 
है; वाक्‍्यों का अर्थ करने की शास्त्रीय पद्धति के अनुसार इसका अर्थ होगा--'जल 
योनिवाला अइव करना चाहिए, अथवा जल से उत्पन्त अदव की भावना करे' यह 
विध्यर्थ असम्भव है, क्योंकि जल से घोड़े को उत्पन्त करना अशक्य है | अत: यहाँ 
स्तुति की कल्पना कर ली जाती है--शाक्त करनेवाले शीतल जलों से अह्व का 
सम्बन्ध यजमान के कष्ट को शञान्त करनेवाला होवे । इसी प्रकार अन्यत्र भी जहाँ 
विध्यर्थ असम्भव हो, और स्तुति सम्भव हो, वहाँ स्तुति की कल्पना कर लेने में 
कुछ भी अन्याय्य नहीं है। 

अन्य प्रसंगों में इस व्यवस्था को लागू करें । बाबय है-'वायुर्वे क्षे पिष्ठा देवता' 
यह वायु में क्षिप्रगामिता की प्रवृत्ति को बोधित करता है । पूर्वेनिदिष्ट पद्धति के 
अनुसार इसका अर्थ होगा--वायु को क्षिप्रगामी करना चाहिए अथवा क्षिप्रगामी 
करे। यह विध्यर्य असम्भव है, क्योंकि वायु की क्षिप्रगामिता सवेधा स्वमावसिद्ध 
है। वह पुरुष के प्रयत्न से साध्य नहीं है। इसलिए पूर्वविहित याग के अद्भभूत 
वायु देवता की स्तुति के रूप में इस वाक्य का उपयोग निर्धारित किया गया । ऐसे 
ही 'यजमान: प्रस्तर:” [झ्ष० ब्रा०, १८३११] इत्यादि वाक्यों को विधिपरक 
माना जाना उपयुक्त नहीं है। यजमान को प्रस्तरकार्य में नियुक्त करे--यजमातं 
प्रस्तरकार्ये नियोजयेत ऐसा विधिरूप अर्थ समभना नितान्‍्त अनुपयुक्त है । 
फलत: इसे स्तुति-वाक्य ही मानना संगत होगा । यह प्रसंग दर्श-पौ्णमास-निरूपण 
प्रकरण में है। इसका तात्पर्य यजमान की प्रशंसा-रूप स्तुति में है। जैसे प्रस्तर 
अंपने स्वरूप व कार्य में दृढ़ है, ऐसे ही यजमान अपने अभीष्ट अनुष्ठान-कार्यों में 
दृढ़ व स्थिर रहता है। अतः पूर्वोक्त [सूत्र--१।२।७ | व्यवस्था के अनुसार ऐसे 
प्रसंगों में विद्चिष्ट वाक्‍्यों को अ्थंवाद मानना शास्त्र-सम्मत है ॥२३॥। 

अच्य प्रसंग में भी एवंभूत वाक्‍यों को स्तुति माना जाना संगत है, विधि माता 
जाना नहीं । सूत्रकार ने बताया-- 


प्रकरण सम्भवन्नपकर्षो न कल्प्येत, विध्यानथक्य हि तं 
प्रति ॥२४४ 


[प्रकरणे ] प्रकरण में--अपने प्रसंग में [च] ही [संभवन्‌ ] सम्भव होते हुए, 
[अपकर्ष:] दूर खींचता अपने प्रकरण को छोड़ अन्य अ्रकरण के साथ सम्बन्ध 


अंघ त्रथमाध्याये द्वितीय: पाद: दर 


जोड़ना रूप, [न] नहीं [कल्प्येत] कल्पना करनी पड़े । [विध्यानर्थेक्यम्‌ ] विधि 
का आनर्थ॑क्य होगा [हि] क्योंकि [ त॑ प्रति | उस प्रकरण के प्रति जिसमें वह वाक्य 
पढ़ा है। 

जिस प्रकरण में जो वाक्य पढ़ा है, स्तुति मानने पर यदि वह संगत है, तो 
स्तुति मानता प्रासंगिक है। यदि उसे विधि माना जाता है, और उस प्रकरण में 
विधि का सम्बन्ध सम्भव न होने पर अन्य तत्सम्बन्धी प्रकरण में उस वाक्य को 
खींचकर ले-जाया जाता है, तो यह अग्नासंगिक होगा, क्योंकि पठित प्रकरण में 
विधि अनथ्थंक है। उसका कोई प्रयोजन नहीं । 

दर्श-पौर्ण मास-अरसंग में पाठ है--'यो विदग्ध: स नैऋत:, योउश्वृत: स रौद्र:, 
यः श्वतः स सदेव:, तस्मादविदहता ख्यूृतं कृत्य: स देवत्वाय' [तै० सं० २६३], 
अनुष्ठान में उपयोग होनेवाले पुरोडाश के विषय में यह कथन है। पकाते समय जो 
पुरोडाश जल जाय, वह निर॑ति के लिए है; जो कच्चा रह जाय, वह रुद्र के लिए; 
जो ठीक पका है--न कच्चा रहा न जला--वह देवता के योग्य है । यदि इसे विधि 
माना जाता है, तो जिस यज्ञकमम में निऋंति देवता के लिए पुरोडाश का कथन है, 
वहाँ इस विदग्धता के अंश को ले जाना होगा; क्योंकि दर्श-पौणेमास-कर्म में 
निऋ ति देवता के पुरोडाञ के अनुपयोग से विदग्ध-बचन निरथंक होगा। इसी 
प्रकारपुरोडाक्ष के अश्टृतता:-वचन का सम्बन्ध उस कर्म अथवा श्रकरण से जोड़ना 
होगा, जहाँ रुद्रदेवताक पुरोडाश का विधान हो। यहाँ वह अनर्थंक है। 

यह विदग्धता और अश्वृतता-कथन अनर्थंक न हो, यहाँ इसे स्तुति मानना 
संगत है। यह पुरोडाश पाक की प्रशंसा है, वह इस चतुराई से पक्राया जाना 
चाहिए कि न वह जले न कच्चा रहे । इससे प्रत्येक पाक-प्रक्रिया के विषय में यह 
रहस्योद्घाटन होता हैं कि उसका यथावत्‌ होना ही शुआवह है, कल्याणप्रद है। 
अन्यथा जला हुआ पाक पोषक रसों-तत्त्वों से हीन होकर मिट्टी हो जाता है, वह 
“निरऋति' देवता के लिए है। 'निरऋहव॑ति' पुथिवी का नाम है, जो मृद्रूप है; जला हुआ 
पाक सिट्टी में फेंक देने योग्य होता है। अधपका या कच्चा पाक 'रुद्र' देवता के लिए 
है, रलानेवाला होता है। ऐसे अच्त का उपयोग किये जाने पर उदर-शूल आदि 
होकर रोना ही पड़ता है। यथावत्‌ पाक ही देवों के लिए उपयुक्त है । शरीरस्थ 
इन्द्रिय-प्राण आदि देवों के लिए भी उचित रीति पर पकाया गया पुरोडाश 
(भोजन ) हितकारी होता है, इसी तथ्य का स्तवन उक्त बचनों में किया गया 
है ॥२४॥ 

प्रस्तुत प्रसंग में विघि-वचन मानने पर सूत्रकार दोष बताता है-- 


विधों च' वाक्यभेद: स्थात्‌ ॥२५॥ 


१. रामेश्वर सूरि विरचित 'सुबोधिनी' व्यास्या के सूत्रपाठ में 'च' पद तहीं है। 


ढ्र मीमांसा-दर्दन 


[परिचौ] विधि सानते पर (उक्त प्रसंग में) [ च] और [ वाक्यभेद:] वाक्य- 
भेद दोष [स्यात्‌ ] होगा। 

“अविदहता श्रपय्रितव्य:' जल न जाय अन्न, इस प्रकार पकाना चाहिए, इस 
विधिवाक्य का स्तुतिपरक होते हुए भी 'यो विदग्ध: स नैऋंत:' इत्यादि प्रशंसा- 
वचन दाहरूप ग्रुण का विधायक भी क्यों न मान लिया जाय ? यह जिज्ञासा होने 
पर सूत्रकार ने समाधान किया--ऐसा मानने पर वाक्यभेदरूप दोष होगा | कोई 
वाक्य एक अथे को अभिव्यक्त कर चरिताथ हो जाता है, यदि अन्य अर्थ भी उससे 
प्रकट किये जाने का प्रयास किया जाता है, तो वाक्यभेद-दोष होगा । शास्त्र में इस 
प्रकार अर्थाभिव्यक्ति को दोष माना जाता है। 

इसी प्रकार “औदुम्बरों यूपो भवति' को यदि विधि माना जाता है, तो इसके 
स्तुतिपरक वाक्य-- 'ऊर्जोल्वरुद्ध॒य ' में वाक्यभेद होगा; इसे दो वाक्यों के रूप में 
प्रस्तुत कर अर्थ प्रकट करना होगा । पहले बावय का अर्थ होगा---औदुम्बर यूप 
प्रशस्त है; दूसरे का होगा--औदुम्बर यूप ऊर्जा के अवरोधन, स्थिर बनाये रखने 
के लिए है। वाक्यभेद-दोष से बचने के लिए इसे स्तुतिरूप अ्थवादवाक्य माना 
गया। 

पर यहाँ अन्य आशंका उत्पन्न होती है--यदि इसे ('औदुम्बरो यूपो भवति” 
इत्यादि को) विधि नहीं माना जाता, तो प्रकृतियाग में बिहित [खादिरो यूपो 
मवति ] खादिर यूप की यहाँ प्राप्ति होगी; पर वह अभीष्ट नहीं । यहाँ विकृति- 
याग में ओदुम्बर यूप ही अभीष्ट है। इसका समाघान ऐसे समझना चाहिए--.यूप 
का विघान तो प्रकृतियाग से ग्राप्त है, उस विहित यूप में प्रस्तुत वाक्य 'खादिरस्व/ 
के स्थान पर औदुम्बरत्व का विधान करता है। इस प्रकार औदुम्बर यूप की 
प्रशंसा में उक्त वाक्य का तात्पर्य परिनिष्ठित होता है। फलत: विधि के समान 
दीखनेवाले वाक्‍्यों का अर्थवादरूप वाक्य मानना ही शास्त्रसम्मत होगा ॥२५॥ 

(हेतुमन्निगदाधिकरण--३ ) 

अर्थवाद-विचार के क्रम में प्रथम निर्दिष्ट दो प्रकार के अर्थवादों का गत 
अधिकरणों (१,२) द्वारा विवेचन किया गया। शेष तीसरे” प्रकार के अथंबादों 
का विचार चालू अधिकरण में प्रस्तुत करने की भावना से आचार्य सूत्रकार ने पूर्व 
पक्ष कहा 


हेतुर्बा स्थादर्थवत्त्वोयपत्तिम्याम्‌ ॥२६॥ (पृ०) 


[हितु:] हेतु बताना [वा] ही तात्पयं [स्वात्‌ ] है, प्रसंगागत वाक्यों का, 
[अथंव्त्वोपपत्तिम्याम्‌ | अर्थवत्ता --अर्थ-प्रयोजनवाला होने से तथा उपपत्ति- 


युक्ति से । 


१. द्रष्टव्य--सूत्र (१२७) की अवतरणिका। 


अँथ प्रथमाध्याये द्वितीय: पार्द: दर 


चातुर्मास्य यज्ञों के प्रसंग में वाक्य है--'शूपेंण जुहोति”, तेन हि अन्त क्रियते' 
शूप (सूप, छाज) से होम करता है, क्योंकि उससे अत्न सिद्ध किया जाता है। यहाँ 
संश्षय है--इस वाक्य को हेतुविधि माना जाय ? अथवा स्तुतिपरक माना जाय ? 
स्तुतिपरक मानना युक्त न होगा, क्योंकि श्रुतिवचन (-- शूर्पेण जुहोति) साक्षात्‌ 
शूप॑ से होम का विधान कर रहा है, अतः इसे हेतुविधि मानना उपयुक्त होगा; 
सूध होम का हेतु है, यह वाक्य होम के प्रति सूप की हेतुता का विधान करता है। 

प्रइन हो सकता है, सूप से होम कंसे होगा ? श्रुति ने तत्काल उत्तर दिया, 
'तेन हि अन्न क्रियते' क्योंकि उसके द्वारा अन्न शुद्ध-स्वच्छ किया जाता है। यज्ञ में 
उपयोग होनेवाले अन्न को सूप से जब तक शुद्ध-स्वच्छ न किया जाय, वह यज्ञिय 
नहीं हो पाता | शुद्ध अन्न के अभाव में यज्ञ न होगा, सूप के बिना अन्‍्न बुद्ध न 
होगा। अतः सूप होम का साधन है, हेतु है। इसी अर्थ का विधान उक्त वाक्य 
करता है । 

इस हेतुबाद से एक व्याप्ति का रूप सामने आता है --जिस-जिससे अन्न सिद्ध 
किया जाता है, वह-वह होम का साधन है, हेतु है। इससे चमचा, बटलोई आदि 
पात्रों का भी ग्रहण हो जाता है, जिनके द्वारा यज्ञिय पुरोडाश आदि पकाया या 
सिद्ध किया जाता है । 'तेन हि अन्न क्रियते” इस वाक्य में 'तेन' यह तृतीया विभक्ति 
की सार्थकता, सप्रयोजनता इसी में निहित है कि अन्त-सिद्धिका रक दर्वी आदि अन्य 
द्रव्यों की होमसाधनता स्पष्ट हो जाती है। साक्षात्‌ श्रुतिपठित 'शूप” पद अन्य 
होम-साधनों (दर्वी आदि) का उपलक्षण है, यह उपपत्ति भी है। यथाप्रसंग पठित 
कोई पद अपने समातधर्माओं का उपलक्षण--संग्राहक होता है, यह युक्तिसिद्ध 
माना जाता है। इन कारणों से 'शूपेंण जुहोति' इत्यादि वाक्यों को अर्थवाद न 
मानकर हेतुविधि मानना अधिक संगत होगा ॥२६॥। 

उक्त वाक्यों में हेतुविधि न होकर ये अर्थंबाद ही हैं, यह सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत 
करने की भावना से सूत्रकार ने कहा-- 


स्तुतिस्तु शब्दपुवेत्वादचोदना च तस्थ ॥२७॥ (3०) 

[स्तुतिः] स्तुति है यह (यज्ञिय अन्नसाधन शूप॑ कौ), [तु] यह पद सूत्र 
में पूर्वपक्ष के निराकरण के लिए पठित है। तात्पर्य है--तिन हि अन्न॑ क्रियते' 
यह हेतुविधि न होकर शूर्प की स्तुति करता है, [शब्दपूर्वत्वात्‌ ] शब्दपुर्वेक होने 
से ।[अचोदना ] चोदना >+विधि न होने से [च] और [तस्थ] दर्वी आदि यज्ञिय 
अन्नसाधन तथा पात्रसमूह की । 

'तेन हि अन्न क्रियते' यह विधिवाक्य नहीं है, जो दर्वी आदि का विधायक 


१. तै० ब्रा०, १॥६।५॥ वहाँ 'शूपेंग जुहोति' इतना ही पाठ है। 


दो मीमांसा-वर्शन 


माना जाय; क्योंकि 'तेन' यह तृतीयान्त सर्वनाम अपने प्रकरण में पू्वंपठित शा 
का परामअंक है, अन्य दर्वी आदि का विधायक नहीं। होम-साधन की आकांक्षा 
होने पर 'बूपेंण जुहोति' ते वह आकांक्षा पूरी हो जाती है । होम-साधन के रूप में 
यह वाक्य 'शप॑' का विधान करता है, तब अन्य किसी होम-साधन के खोज करने 
की अपेक्षा नहीं रह जाती । फलत: तन हि अन्न” इत्यादि वाक्य 'शूर्पेण जुहोति! 
विधि का स्तुतिपरक है। एक ने कहय-- अन्न से होम होता है। दूसरे ने कहा-- 
अजी, अन्न से क्या ? होम शूप॑ से होता है। यदि शूप॑ यज्ञिय अन्त को स्वच्छ-शुद्ध 
न करे, तो होम कैसे हो ? इस प्रकार 'तेन हिं अन्न यह झूर्प की प्रशंसा है। ऐसा 
मानने पर न तो “तेन” इस करणार्थक तृतीयान्त सबेनाम से व्याप्ति की कल्पना 
करने की अपेक्षा रहती है, और न 'शूप॑' पद को दर्वी आदि का उपलक्षण मानने 
की आवश्यकता रहती है । 

इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य है--'शूर्पेण जुहोति' यह साक्षात्‌ 
शब्द द्वारा निर्देश होने से विधि प्रत्यक्ष है। 'तेन हि अन्न॑ क्रियते' इसके आश्रय से 
व्याप्ति की कल्पना कर दर्वी (कर्छी, चमचा), पिठर (बटलोई) आदि को होम- 
साधन बताना आनुमानिक है । अनुमान की अपेक्षा प्रत्यक्ष बलवान्‌ माना गया 
है। अतः 'तेन हिं अन्न को हेतुविधि न मानकर स्तुतिवचन मानना संगत है ॥२७॥॥ 

यज्ञिय अन्न की पूर्णसिद्धि (पकाना आदि) के लिए दर्वी, पिठर आदि का 
उपयोग शूप॑ की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है। 'तेन हि अन्न! से बोघित उनकी 
हेतुता यदि व्यर्थ है, अर्थात्‌ उसका यह प्रयोजन नहीं है, तो उसे स्तुतिपरक वाक्य 
कहना भी अनुचित होता चाहिए । शिष्य की आशंका को आचार्य ने सूत्रित किया- 


व्यूथें स्तुतिरन्याय्येति चेत्‌' ॥२८॥ 


[वब्यथें | व्यर्थ होने पर ('तैन हि अन्न का हेतुविधि प्रयोजन न माने जाने 
पर), [स्तुतिः | स्तुति है, यह कहता [अन्याय्या] बनुचित है, [इति चेतू ] ऐसा 
यदि कहो--। 

यज्ञिय अन्न के उत्कृष्ट साधन (पाक आदि द्वारा) दर्वी-पिठर आदि हैं। ज्ग्पं 
में तो इस धर्म का नितान्त अभाव है। तब उक्त वचन ('तेन हि अन्न इत्यादि) 
को शूर्प का स्तुतिपरक बताना अनुचित ही कहा जाएगा ॥२८॥। 


१. जिन सूत्रों के अन्त में “इति चेत्‌' पद है, उनको अगले सूत्र से सिलाकर एक 
सूत्र मानना, यह सभी प्राचीन सूत्रकारों की पद्धति है। सूत्रों के भाष्यकार 
शंबर स्वामी ने सूत्रों का योग-विभाग कर व्याख्यान किया है। अनन्तरखर्त्ती 
व्याख्याकारों के अनुरूप इस रचना में सूत्रों का वही क्रम (माष्यानुसारी ) 
रक्‍़खा गया है। 


अथ प्रथमाध्याये द्वितीय: पादः ष्भू 
आचार ने उक्त आशंका का समाधान किया-- 


अर्थस्तु विधिशेषत्वात्यथा लोके ॥२६॥ 


[अर्घ:] अर्थ-प्रयोजन है [तु] तो, ('तेन हि अन्न! इत्यादि का), [ विधिशेष- 
त्वात्‌ ] विधि का शेष होने से ('शूपेंण जुहोति' विधिवाक्य का वह शेष---अज् है, 
उसका स्तावक है, यही उसका ('तेन हि अन्न' इत्यादि का प्रयोजन है), [यथा ] 
जैसे [लोके] लोक में । 

'तेन हि अन्न क्रियते' वाक्य को हेतुविधि न मानने पर व्यर्थ -निष्प्रयोजन 
बनाना युक्‍त नहीं; क्योंकि वह वाक्य “शर्पेण जुहोति' विधिविहित 'शूप॑' की स्तुति 
करता हैं। अनुमानित दर्वी, पिठर आदि से यज्ञिय अन्न का उत्कृष्ट पाक---अपने 
अर्थ का परित्याग कर, शूप॑ द्वारा की गई अन्न-स्वच्छता का निर्देश करताहुआ 
'शूर्प” की प्रशंसा करता है। यदि शूप द्वारा अत्न स्वच्छ न होता, तो आगे पाक 
के लिए पिठर आना सम्भव न था । लोक में ऐसा व्यवहार देखा जाता है। 'सिहो 
माणवक:' यह बालक सिंह है, कहने पर “सिंह पद अपने वास्तविक प्राणिविद्येष 
अर्थ का परित्याग कर बालक में शूरता व साहस आदि गुण दिखाते हुए उसकी 
प्रशंसा करता है। ऐसी ही स्थिति उक्त वाक्यों में समकझनी चाहिए । अतः 'तेन 
हिं अन्न इत्यादि वाक्य निष्प्रयोजन नहीं है ॥॥२६॥ 

सुजनतोष-न्याय का आश्रय लेते हुए आचार्य का कहना है, यदि यहाँ हेतु- 
विधि मान लिया जाय, तो विधिवाक्यों में अव्यवस्था की सम्भावना बढ़ जायगी। 
सूत्रकार ने बताया-- 


यदि च हेतुरवतिष्ठेत निर्देशात्‌, सामान्यादिति चेदव्यवस्था 
विधीनां स्थात्‌ ॥३०॥॥ 


[कि] यदि |च] और (यज्ञिय अन्त कौ सिद्धि में उपयोगी अन्य दर्वी- 
पिठर आदि पात्रों को) [हेतु:| अन्नक रण--अन्नसाधन साना जाय, तब भी यह्‌ 
हेतुता शूर्प में ही [अवतिष्ठेत ] अवस्थित होगी, स्थिर होगी, टिकेगी [निर्देशात्‌ | 
निर्देश होने से, शब्द (शूपेंण जुहोति) द्वारा साक्षात्‌ कथित होने से । [सामान्यात्‌ 
'तेन! इस तृतीया विभकत की समानता से अन्य पात्रों को अन्तकरण साना जाय 
[इति चेत्‌ | ऐसा यदि कहा जाता है, तो [अव्यवस्था] अव्यवस्था--व्यतिक्रम 
[विधीनाम्‌ ] विधिवाक्यों का [स्यात्‌ ] हो जाये। तात्पययं है--शूर्प से होम होने 
के स्थान पर दर्वी-पिठर आदि--जितने भी अन्न-साधन हैं--सबसे होम की प्राप्ति 
हो जायगी । 

यदि 'तेन हि अन्न क्रियते' वाक्य का सहारा लेकर, जो भी अन्न का साधन 
पदार्थ है, सबसे होम का विघान माना जाता है, तो यह कम दर्जी-पिठर पर ही 


न] मीमांसा-दर्शन 


समाप्त नहीं हो जायगा; तब मिट्टी, हवा, पानी, हल, बैल, किसान, गाड़ी, जुआ, 
जांगी आदि अनेक पदार्थों के अन्तकरणत्व में समावेश को कौन रोकेगा ? विधि- 
वाक्‍्यों की अव्यवस्था हो जायगी | तब 'जुहोति' और 'शूपेंण जुहोति' में क्या अन्तर 
रह जायगा ? केवल “जुहोति' कथनमात्र से होमविधान पूरा हो जायगा ; चाहे जिस 
पात्र ब साधन से होम कर लिया जाय । यह अव्यवस्था शास्त्र से सह्य न होने से 
साक्षात्‌ श्षुतिबोधित शूपे का हो अन्नकरणत्व में समावेश सम्भव है। वस्तुत: अन्न- 
करणत्व-कथन से शूर्प की स्तुति किया जाना ही अभिप्रेत है। उससे अन्न सिद्ध 
किया जाता है (तेन हि अन्न क्रियते), यह तो केवल लोकव्यवहार का कथन है, 
जो अनुष्ठान में प्ररोचना के लिए किया जाता है। फलत: हेतु-वचनों का प्रयोजन 
स्तुति आदि अर्थवाद के रूप में ही समझना चाहिए; वे वाक्य विधि [चोदना ] की 
कोटि में नहीं आते ॥३०॥ (इति हेतुबन्तियदाधिकरणम्‌ - -) 

(अथ मन्‍्त्राधिकरणम्‌ ४) 

प्रस्तुत अधिकरण में --मन्त्र सार्थक हैं, या निर्थंक ? इस विषय पर विचार 
किया गया है। क्‍या मनन्‍्त्र---अपने दाब्दानुसारी अर्थोंको वोधित कर--याग के 
उपकारक हैं ? अथवा उच्चारणमात्र से ? यदि उच्चारणमात्र से उपकारक हैं, तो 
“बहिदेंवसदनं दामि' (देवसदन* बहि-- कुशा काठता हूँ) का विनियोग नियम से 
कुझा काटने में हो न होना चाहिए। कुशा काटने से भिन्‍न कर्म में भी इसका 
विनियोग हो जाए। यदि भस्‍्त्र को शब्दानुसारी अर्थ-प्रकाशन द्वारा यज्ञ का 
उपकारक माना जाता है, तो अर्थानुसार जिस प्रसंग में जिस कर्म के साथ मन्त्र का 
अज़ुभाव जाना जाता है, उससे भिन्‍न कर्म का वह उपकारक नहीं हो सकता । 
इसलिए “बहिर्दाति” इस विनियोजक वाक्य के बिना भी उसका विनियोग कुशा के 
काटने में ही होगा; तब विनियोजक वचन अनावश्यक है। इससे ज्ञात होता 
है--सन्‍्त्र केवल उच्चारणमात्र से यज्ञ के उपकारक हैं, अतः अनर्थंक हैं। सूत्रकार 


१. हलायुधकृत 'मीमांसा झास्त्र सर्वेस्व” नामक व्याख्या में 'मन्त्रलिजुयधिकरम्‌' 
नाम दिया है। रामेशवर सूरि विरचित “सुबोधिती' व्यास्या में “मन्त्राणामर्थे- 
प्रत्यायनार्थत्वम्‌, अधि० ४' पाठ है। 

२. यज्ञशाला के नियत स्थान पर कुशा बिछाकर उसपर यज्ञ-सम्बन्धी ह्वि 
अथवा पात्र रक्से जाते हैं, उसका याम 'देवसदन' है। 

३. 'बहिर्देवसद् दामि' इसका विनियोजक वाक्य “बहिर्दाति' है । द्रष्टव्य मैं ० 
संं० ४१२॥ 


अय प्रथमाध्याये द्वितीय: पाद: च्छ 


जैमिनि' ने इस पक्ष को आगामी नौ सूत्रों से प्रस्तुत किसा है। उनमें प्रथम सूत्र 
है-- 

तद्थशास्त्रात्' ॥३१॥ (पृ०) 

[वद्‌-अर्थ-क्षास्त्रात्‌ू) उस अर्थ का शास्त्र--ब्राह्मणग्रन्थ आदि द्वारा बोध 
कराने से-- मन्‍्त्रों का अनर्थंक होना ज्ञात होता है। 

संशय है---कर्मानुष्ठान के अवसर पर मन्त्रों का उच्चारण क्या उच्चा रणमात्र 
से किसी अदृष्ट घर्म का जनक है ? अथवा कर्म-सम्बन्धो अर्थ का स्मारक होने से 
कम भें उसका उपयोग है ? ऐसा संशय होने पर पूर्वपक्ष का कथन है--मन्‍्त्रों का 
कर्म में उपयोग उनके उच्चारणमात्र में ही समझना चाहिए; वे कर्म-सम्बन्धी 
अर्थ द्वारा कम में उपयोगी हों, ऐसा नहीं है । कारण है, मन्त्रों का उच्चारण किये 
जाने पर भो कर्भ के साथ उनका सम्बन्ध ब्राह्मण आदि अन्य ग्रन्धों के वाक्‍्यों द्वारा 
बनाया जाता है । उदाहरण है-- 


१. प्रतीत होता है, जैमिनि-काल से पूर्व सम्भवत: जल्पपठित याज्ञिक व पुरोहितों 
द्वारा इच्छानुसार कोई वेदमन्त्र पढ़कर संस्कारों, यज्ञों के अनुष्ठान की प्रथा 
चल गई थी। विशेष संस्कार व यज्ञादि कार्यों के साथ मनन्‍्त्रार्थ के सामञ्जस्य 
की उपेक्षा कर दी गई थी। कालान्‍्तर में यह एक दृढ़ सम्प्रदाय बन गया, 
जिसके पोषक के रूप में यास्क ने निरक्त [ ११५] में कौत्स नामक व्यक्ति 
का उल्लेख किया है। यद्यपि जेमिनि ने कौत्स अथवा इस मत के पोषक अन्य 
किसी आचार्य का नामोल्लेख नहीं किया, पर दोनों [मीमांसा व निरुकत ] 
में विषय-प्रतिपादन की पर्याप्त समानता है । 

कालिदास ने रघुवंश [ ५।१] में वरतन्तु के शिष्य कौत्स का उल्लेख 
किया है, जो राजा रघ्‌ के पास ग्रुरुदक्षिणा-निमित्त धन प्राप्त करने की 
अभिलाषा से पहुँचा । वरतन्तु क्ष्ण-यजुर्वेद की एक शाखा का प्रवक्‍ता है। 
उसके प्रिय क्षिष्य कौत्स का यजू दाखाध्यायी होने के आधार पर याज्ञिक 
होना अधिक सम्भव है। यास्क और कालिदास द्वारा वर्णित कौत्स यदि एक 
व्यक्ति सम्भव है, तो उसके ऐतिहासिक काल-निर्णय पर इससे कुछ सहायता 
मिल सकती है। 

२. पं० युधिष्ठिर मीमांसक का यह साघार विचार है कि जैमिनि के एक लम्बे 
सूत्र को पञ्चमी एकवचनान्त पदों को पृथक्‌ कर भाष्यकार छाबर स्वामी ने 
व्याख्या की सुविधा के लिए तौ सूत्र बना दिये हैं। एक सूत्र का रूप यह 
होगा---सर्थशास्त्राद्‌ वाक्यनियमाव्‌ बुद्धशास्त्रादविद्यमानवचनावचेतनायें- 
बन्धनावर्थविप्रतिथेधात्‌ स्वाध्यायवरवचनादविज्ञेयादनित्यसंयोगान्मन्त्रानर्थ- 
क्यस! । 


ड््दं मोमांसा-दर्शन 


१. “चतुर्भिरश्चिमादत्ते' [श्० ब्रा० ६।३।१।४३] अग्निचयन के अवसर पर 
चार मन्‍्त्रों से 'अज्रि” का बादात (ग्रहण ) करे। ये मन्त्र हैं--'देवस्य त्वा, 
गायत्रेण छन्दसा, अभ्रिरसि, हस्त आवाय' [यज्‌ ० ११, ६-११] इत्यादि । यदि 
मन्त्र साथंक होते, तो मन्त्रगत--बाहुभ्यां '' हस्ताम्थामू, आददे अखिरत्ति''* 
त्वया वयमग्निं शकेम खनितं सघस्थ आ, हस्त आधाय सविता विभदर्निम्‌' 
इत्यादि मन्त्र-समुदाय में 'आददे' क्रिया से अभ्रि का आदान (यज्ञकर्म से कार्य के 
लिए हाथ से उसका उठाया जाना) सिद्ध था; पर मन्‍्त्रों के सार्थक न होने के 
कारण ब्राह्मण प्रवक्‍ता यह निर्देश (“चतुर्भिरज्निमादत्तें'] करता है। 

२. इसी प्रकार 'इमामगृ्णन्‌ रशनामृतस्थ पूर्व आय्रुषि विदयेघु कव्या 
[यजु०, २२२ ] --जानकार याज्ञिक यन्नों के अवसर पर यज्ञारम्भ में इस रशना 
(लगाम) को ग्रहण करते हैं; इस स्पष्ट मन्त्र लिंग से यज्ञ के प्रारम्भ में रशना का 
ग्रहण करना स्पष्ट हो जाता है, यदि मन्त्रों को सार्थक माना जाय। क्योंकि मन्‍्ध्रों 
का कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए ब्राह्मण में 'अश्वाभिधानीमादत्ते” विधाव किया 
गया। उक्त मन्त्र का उच्चारण करने पर--आहाणवाक्य से यह जाना जाता है 
कि इससे अमुक कार्य करे। अतः मन्त्र अनर्थक हैं। 

३. इसी प्रकार पकाये प्रुरोदाश को पात्र में फैलाने के अवसर पर “उरू 
प्रथस्व' [यजु» १।२२ | मन्त्र का उच्चारण किया जाता है । पर प्रथन का विधान 
'इति प्रधयति' इस ब्राह्मणवाक्य द्वारा किया गया है। यदि मन्त्र साथंक होता, तो 
कर्मानुष्ठानगत श्रथन-प्रक्तरिया का वह बोध कराता। फलत: कर्म में मन्त्र के 
उच्चारण का प्रयोजन अन्य झास्त्र (ब्राह्मणवाक्य आदि) द्वारा बोध कराये जाने 
से मन्त्र का निरथर्थक होना स्पष्ट हो जाता है ॥३१॥ 

मन्त्रों के आनर्थक्य में अन्य हेतु प्रस्तुत किया--- 


वाक्यनियमात्‌ ॥३२॥ 
[वाक्य-नियमात्‌ ] वाक्यों का नियम होने से मत्त्रों में, ज्ञात होता है--मन्‍्त्र 
निरथंक हैं। 


१. अश्रि: स्त्रो काष्ठकुहाल:' अमरकोश, ११०१३ (वारिगं) 'अश्रि' और 
'काष्ठकुद्दाल' थे पर्याय पद हैं। इसे भाषा में कुदाली, या कीला कहा जाता 
है। कुदाली वह है, जिसमें आगे का (लौह) फल लगभग तीन अंगुल 
चौड़ा, दृढ़ व पैना रहता है, उण्डा पर्याप्त लम्बा रहता है। जब फल चौड़ा 
न होकर नुकीला हो, तब यह “कीला' कहाता है। ग्राम के बाहर तालाब के 
शुष्क भाग से शुद्ध मिट्टी कुछ गहराई से खोदकर यज्ञ में उपयोग के लिए 
लाई जाती है। मिट्टी कां उपयोग चतुष्कोण 'उखा' गत को भरने में होता है। 
“अश्रि' का अग्रभाग काष्ठ आदि का हो, यह सन्दिग्ध है। विचार्य क्या 
लौह घातु तब न था ? 


अथ प्रथमाध्याये द्वितीय: पादः से 


मन्‍्त्रों में पद-क्रम की व्यवस्था, नियत आनुपूर्वी मानी जाती है । “अग्निमीत्ठे 
पुरोहितम्‌” अथवा 'अग्निर्मूर्डा दिव:' मस्त्रों के इस पद-क्रम एवं आजुपूर्वी में कोई 
च्यतिक्रम या विपयेय नहीं होता । यदि वस्तुत: मन्त्र अर्थ का बोध कराने के लिए 
हों, तो पदों का व्यतिक्रम ++उलट-फेर (ईडेअरिनं पुरोहितम्‌, पुरोहितमग्तिमीडे, 
अग्नि पुरोहितमीडे, अथवा दिवोउस्नि्ूर्डा, मूर््धाग्लिदिव:, दिवो मूरद्धाअग्नि:) होने 
पर भी अर्थ उसी प्रकार जाता जाता है। यदि मन्त्र अर्थ का बोध कराने के लिए 
होता, तो पदों की आनुपूर्वी का नियम व्यर्थ हो जाता । अतः पद-क्रम की व्यवस्था 
से जाना जाता है--मन्त्र अनर्थक हैं ॥३२॥ 

इसी प्रसंग में अन्य हेतु प्रस्तुत किया 

बुद्धशास्त्रात्‌ ॥३३१॥ 


[बुद्ध-शास्त्रात्‌ | जाने हुए कार्य का शास्त्र से निर्देश किये जाने के कारण 
ज्ञात होता है, शास्त्र-वाक्य अनर्थेक है । 

यज्ञानुष्ठान में उसी व्यक्ति का अधिकार माना गया है, जो यज्ञसम्बन्धी 
क्रिया-कलाप का पूर्ण ज्ञाता हो।' “अग्नीदग्नीन्‌ विहर” यह विधि सोमयाग की 
है। बहिष्पवमान स्तोत्र के अन्त में अध्वर्यू अग्नीत्‌-ऋत्विक्‌ को आदेश देता है -- 
हे अग्नीत्‌ | अग्नियों का विहरण करो, आग्नी ध्रीय अग्नि से अज्भारों को घिष्ण्य- 
संज्ञक तिदिष्ट स्थानों पर ले जाओ [का० भ्रौ० ६७४] । अनुष्ठान-प्रक्रिया के 
जानकार ऋत्विक्‌ को वही बात जताना ऐसा ही है, जैसे कोई जूता-पहने व्यक्ति 
को और जूता पहनाने का प्रयास करे। जैसे यह निरथंक है, ऐसे ही कर्म के 
जानकार ऋत्विक्‌ को मन्त्र द्वारा निर्देश, मन्त्र की तिरथंकता का द्योतक है। 

इसी प्रकार “बहि स्तृणीहि' 'अग्नये समिध्यमानायानुबूहि'--बहि बिछाओ, 
प्रज्वलित होते अग्नि के लिए सामिघेनी मनन्‍्त्रों का उच्चारण करो, आदि आदेश 
भी मन्त्रों की निरथेकता को सिद्ध करते हैं। यदि मत्त्रोच्चारण को धर्म-विशेष 
अदृष्ट का जनक माना जाता है, तो इसका भी यही तात्पर्य है कि मन्त्र अर्थ द्वारा 
कर्म का उपकारक न होने से निरथंक है ॥॥३३॥ 

मन्त्र के आनर्थक्य में अन्य हेतु प्रस्तुत किया--- 


अविद्यमानवचनात्‌ ॥३ड्वा 


[अविद्यमान-वचनात्‌ ] संसार में अविद्यमान पदार्थ का मन्त्र द्वारा कथन 
किये जाने से मन्त्र का अनर्थेक होना सिद्ध है । 
यज्ञोपयोगी अथवा सानव-अभ्युदय के उपयोगी अर्थों का प्रकाशन मन्त्र का 


१. द्रष्टव्य--मीमांसा सूत्र | ३३८१८] 
२. मै० सं०, [३॥८।१०, श० ब्रा० ४॥२।४। ११ | 


६० भीमांसा-दर्शन 


उद्देश्य माना जाता है; परन्तु अनेक ऐसे मन्त्र हैं, जो अनहोने अर्थ का प्रकाशन 
करते हैं। “चत्वारि श्युड्भा त्रयो अस्य पादा दे दीर्षे सप्त हस्तासो अस्य। त्रिघा 
बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्पानाविवेश ।”' ऐसा ही मन्‍्त्र है-- “चार सींग, 
तीन इसके पैर, दो सिर, सात हाथ इसके हैं, तीन प्रकार से बँघा हुआ वृषभ बार- 
बार शब्द करता है, ऐसा महादेव मर्त्यों में प्रविष्ट हुआ ।' किसी भी प्रकृतियाग या 
विकृतियाग में ऐसी वस्तु का उपयोग नहीं देखा जाता, न लोक में ऐसा पदार्थ 
दृष्टिगोचर है। मेत्रायणरी संहिता [१।६।२ ] के अनुसार इस मन्त्र का विनियोग 
अश्नि के उपस्थान में है। आपस्तम्ब औरतसूत्र [ ५/१७।४] के अस्न्‍्याधान-प्रकरण 
में घत से लिपटी तीन समिधाओं को इस मसन्‍्त्र द्वारा अग्नि में छोड़ने का विधान 
है। ये विनियोग तितान्त भी मन्त्रार्थ के अनुरूप नहीं हैं । इससे मन्त्र का आनथथक्य 
स्पष्ट होता है । 

इसी प्रकार 'मा सा हिसी:' इस वैदिक मन्त्र का विनियोग चातुर्मास्य इृष्टि के 
अवसर पर यजमान के केश-वपन (क्षौर कर्म) में बताया गया है ।* “उस्तरे ! 
मेरी हिसा मत कर ।” परल्तु केशों के काटने में हिंसा होती ही नहीं; ऐसी दशा 
में हिसा का प्रतिषेध सर्वंधा निरथ्थंक है। उच्चारणमात्र से मन्त्र का उपयोग 
अदृष्टार्थ मानने पर मन्त्र का आनर्थक्य स्वतः स्पष्ट हो जाता है ॥३४॥ 

मन्त्र के आनर्थक्य में अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 

अचेतनार्थ बन्धनात्‌ ॥३५७ 

[अचेतन-अर्थ-बन्धनात्‌ |अचेतन पदार्थों को लक्ष्य कर उनसे अर्थ--याच्ञा, 
प्राथेना का निबन्धन--सम्बन्ध होने से जाना जाता है--मन्त्र अर्थ-हीन हैं 

वैदिक साहित्य में अचेतन पदार्थों को सम्बोधन विभक्ति से अनेकत्र निर्देश 
किया गया है। उसका एक उदाहरण है--“छणोत ग्रायाण:* है सोम को कूटने- 
पीसनेवाले पत्थरो ! सुनो । क्या जड़ पदार्थ ऐसा कथन था प्रार्थना सुन सकते हैं ? 
और सुनकर क्या उसका उत्तर या समाधान दे सकते हैं ? कृदापि नहीं । इससे 
ज्ञात होता है, मन्त्र का अथे कुछ नहीं, उसका कर्म में अदृष्टार्थंक उच्चारणमात्र 
प्रयोजन है । 

अन्य उदाहरण दिया जाता है--“ओषधे त्रायस्वेनस्‌ / हे दर्म नामक ओषधे ! 


. ऋग्वेद, डाशदा३॥ 

२. द्रष्टव्य---कात्यायन श्रौतसूत्र, शरा१्णा 

३. रामेश्वर सूरि विरचित 'सुवोधिनी' व्याख्या में 'सम्बन्धात्‌' पाठ है। 

४. तैत्तिरीय संहिता, १॥३।१३॥ 

५- “ ओषपघे त्रायस्वैनम्‌” मन्त्र तैत्तिरीय संहिता में चार[ १, २, १॥ (१, ३, ५॥ 
$ हे; ३॥ ६, ३, €] स्थानों पर पठित है। प्रथम स्थान [१२११] में यह 


अथ प्रथमाध्याये द्वितीय: पाद: ६१ 


इसकी रक्षा करो। केश-वपन (बाल काटने ) आदि के अवसर पर इस वाक्य को 
बोला जाता है। यही इसका विनिगोग है । वेदिक वाइन्मय में तीन अवसरों पर 
इसका विनियोग बताया है--१. थजमान के केशवपन; २. युपच्छेदन, ३. पश्चु- 
च्छेदन । दूभ घास के तृण से ऐसी प्रार्थना का कोई सामज्जस्य न होने के कारण 
मन्त्र का आनर्थक्य स्पष्ट होता है। 
एक अन्य उदाहरण--स्वधिते मेन हिसो:' [तं० सं०, ११२।१] प्रस्तुत किया 
जाता है--हे उस्तरे ! इसकी हिसा मत कर। यजमान के केश-वपन में इसका 
बिनियोग है। उस्तरे से की जानेवाली प्रार्थना के असामज्जस्य से मन्‍्त्रों का अनर्थक 
होना सिद्ध है ॥३५॥ 
मन्‍्त्रों के आनर्थक्य में जन्य हेतु दिया--- 
अर्थंविष्रतिषेधात्‌ ॥३ ६॥॥ 
[अर्थ-विप्रतिषेधात्‌ | अर्थ का विप्रतिषेध--विरोध होने से मन्त्र अनर्थक हैं। 
यदि यह माना जाता है कि मन्त्र के पदों का वस्तुत: कोई अर्थ है, तो उससे 
कहे गये अयें में स्पष्टतया परस्पर विरोध प्रतीत होता है। मन्त्र है---'अदितियों - 
रदितिरन्तरिक्षम” [ऋ० १।८९६।१०॥ अयर्वे० ७।६॥१] यह अदिति थयौ:-- 
__ पन्‍्त्र अम्तिष्डोम में यजसान के केश काठते समय केशों पर कुझा रखने में; 
दूसरे स्थान [ १।३॥५] में तथा तीसरे स्थान [६।३॥३] में यूपच्छेदन के 
समय वृक्ष पर कुशा के दो तृण रखने में; तथा चोये स्थान [६३६] में 
पशु का पेट छेदत करते समय कुशा के दो तृण रखने में विनियुक्त है । 
मैत्रायणी संहिता १।२।१ में यजमान के दीक्षा-प्रकरण में पाठ, तथा 
३॥६।२ में केश-वपन करते समय केझ्ों पर कुशा के तृण रखने में विनियोग 
है। में० सं० १२१४ में यूपच्छेदन में पाठ, तथा ३१२ में वृक्ष को काठते 
हुए उसपर कुशा के दो तृण रखने में विनियोग है, और मै० सं० १२१६ 
में पशु-प्रकरण में पाठ, तथा ३।१०।१ में पश्ु का पेट छेदन करते समय कूशा 
के दो तृण रखने में विनियोग दर्शाया है । 
इस विषय में आपस्तम्ब आदि श्रौतसूत्र भी देखने चाहिएँ। इसी 
प्रकार शुक्ल यजु: ४१; ५४२; ६।१४ में पठित मन्त्र शतपथ ब्राह्मण के 
अनुसार क्रमश: यजमान के केशवपन, यूपच्छेदन और पशुच्छेदन के समय 
कुशतृण रखने में विनियुक्त हैं । इन तीन विनियोगों में तृतीय विनियोग 
विज्वेष विचारणीय है। इसपर हमने इस भाग के साथ पूर्वमुद्रित 'शौतयज्- 
मीमांसा' के पशुयाग-प्रकरण में विस्तार से बिचार किया है। अत: पाठक 
इस विषय में वहीं देखें ।”' [ प्रस्तुत सूत्र के झाबर भाष्य हिन्दी व्याख्यान के 
विवरण में--युधिण्ठिर मीमांसक ] । 


ह२ मीमांसा-दर्शन 


झुलोक है, अदिति अन्तरिक्ष है। एक ही अदिति---द्युलोक और अन्तरिक्षलोक 
दोनों हौना---सम्भव न होने से परस्पर विरुद्ध होने के कारण मन्त्र की अनर्थकता 
को सिद्ध करता है। कहीं-कहीं विरद्धाथेक मन्त्ांदा भी देखने में आते हैं। एक स्थान 
पर कहा--'एको रुद्रो न ह्वितीयोध्व्तस्थे' रुद्र एक है, दूसरा नहीं। इसके विरुद् 
--असंख्याताः सहल्लाणि ये रुद्रा अधिमुस्याम्‌' कथन करता है । जो रुद्र भूमि पर 
विद्यमान हैं, वे सहस्रों हैं, असंस्यात हैं । पहले भन्त्र में रद्र को एक बताया, दूसरे 
में सहझ्नों कहा । ये दोनों मन्त्र परस्पर-विरुद्ध हैं। दूसरे मन्त्र में 'सहस्रों' कहकर 
'असंख्यात' कहना भी परस्पर विरोध है। पहले में संख्या परिमित है, दूसरे में 
अपरिमित; यह स्पष्ट विरोध है। अत: मनन्‍्त्रों का उपयोग उच्चारणमात्र में 
समभना चाहिए, अर्थ-बोधन में नहीं ॥ ३६॥॥ 
मन्त्रों की अनर्थंकता में यह अन्य हेतु है-- 


स्वाध्यायवदवचनात्‌ ॥३७॥ 


[स्वाध्यायवत्‌-अवचनात्‌ ] स्वाघ्याय के समान अर्थ के कथत का विधान न 
होने से । 

मन्त्र का उच्चारणरूप में पाठमात्र करना 'स्वाध्याय” कहा जाता है। 
स्वाध्याय के लिए शास्त्र में विधि उपलब्ध है--स्वाध्यायो5््येतव्य:' [माह ० 
११५७ १०, सैं० प्रा० २१५७] स्वाध्याय अर्थात्‌ वेदमन्त्र का उच्चारण 
करते हुए पाठमात्र से अध्ययन--अक्षराभ्यासरूप में स्मरण करना चाहिए। परन्तु 
अर्थज्ञान के विधान का निर्देश कहीं उपलब्ध नहीं होता। 

वेदाध्ययन के अवसर पर 'पूर्णिका” नाम की स्त्री याज्िय उपयोग के लिए 
धान कूट रही है। आकस्मिक रूप से छात्र धान कूटने में विनियुक्त मन्त्र को उच्च 
स्वर से बोलते हुए स्मरण कर रहा है। धान कूटना और उसमें विनियुक्त मन्त्र 
का पाठ करना दोनों समकालिक हैं; फिर भी छात्र द्वारा किये जाते मन्त्रपाठ 
का प्रयोजन घान कूटने की क्रिया का बोध कराना नहीं है। वह केवल मन्त्र 
कण्ठस्थ कर रहा है। तात्पर्य है, अर्थबोध के बिना भी धान कूटा जाता है, 
मन्त्रार्थ का वहाँ कोई उपयोग नहीं । अतः मन्त्र को निर्थंक मानना युक्त है ।३७)॥ 

मन्‍्त्रों के आवर्थेक्य में अन्य हेतु दिया--- 

अविज्ञेयात्‌ ॥३८॥ 

[भविज्ञेयात्‌ | अनेक मन्त्रगत पदों के अर्थ जानने योग्य न होने से' मन्त्र 
अनाे 5 हैं । 


१. द्रष्टव्य--श० ब्रा० ११५॥७।१० ; तै० आ० २१५॥७॥ 


अंध प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः ध्३ 


अनेक मन्त्र ऐसे हैं, जिनका अर्थे जानना अदाक्य है। वहाँ ऐसे पदों का प्रयोग 
हुआ है, जिनके अर्थ जानने में कोई पद्धति असन्दिग्ध कारगर नहीं रहती। 
उदाहरणार्थ कुछ मन्त्र हैं-- 
अम्यक् सा त इन्द्र ऋष्टिरस्मे सनेम्यम्ब॑ मरुतो जुबन्ति। 
अग्निश्चिद्धि ष्मातसे शुशुक्वानापो न द्वीपं द्ति प्रयांसि ॥ 
ज++ऋ० शाश्श्शा३े 
सुण्येव जर्भरी तुफरीतू नेतोजैव तुर्फरी पर्फरीका । 
उवन्यजेव जेमना मदेरू ता मे जराय्वजरं मरायु ॥--ऋ०१०॥१०६।६ 
एकया प्रतिधापिवत्‌ साक॑ सरांसि त्रिशतम्‌ । 
इन्चः सोमस्य काणुफा ॥ नाऋ० पाई 
इन मन्‍्त्रों का क्या कोई यज्ञोपयोगी अथवा मानव-जीवनोपयोगी अर्थ किया 
जा सकता है ? इससे मन्त्रों की अनर्थंकता स्पष्ट है ॥ ३८॥ 
मन्‍्त्रों के आनर्थक्य में अन्तिम हेतु प्रस्तुत किया--- 


अनित्यसंघोगास्मन्त्रानथेक्यम्‌ ॥ ३ ६॥ 


[अनित्यसंयोगात्‌ ] जनित्य पदार्थों का सम्बन्ध होने से मन्तों में [मल्त्रा- 
नर्थेक्यम्‌] मन्त्र अनर्थ॑क हैं। 
जब मन्त्र का प्रयोजन, यज्ञोपयोगी आदि अर्थ का अभिव्यक्त करना माना 
जाता है, तदनुसार अर्थ करने का प्रयास होता है, तब एक अन्य बाधा सन्मुख जाती 
है कि मन्‍्त्रों के साथ अनित्य पदार्थों का सम्बन्ध है। तात्पयं है, मन्‍्त्रों में स्पष्ट ही 
ऐसे पदार्थों का वर्णन है, जो अतित्य हैं। जब मन्त्र अनादि-नित्य हैं, तो अनन्तर 
होनेवाले अनित्य पदार्थों का वर्णन उसमें कंसे सम्मव है ? उदाहरणार्थे एक मन्त्र 
कि ते कृष्वन्ति कोकटेषु गायो नाशिरं डुन्‍्हो न तपन्ति धर्मस्‌ 
आ नो भर भ्रमगन्दस्थ वेदो नंजाशाख सघवन्‌ रन्‍्चया नः॥ 
जाऋण० श्र १४ 
यहाँ 'कीकट' किसी देशविशेष का नाम है, भ्रमगन्‍्द नाम का कोई राजा है, 
नैचाझाख किसी नगर का नाम है । ऐसा अर्थ इन पदों का किया जाता है। यदि 
अन्त्र का यही अर्थ है, और अर्थ की अभिव्यक्ति उसका प्रयोजन है, तो इन देश, 
नगर व राजा की स्थिति से पहले मन्त्र का अस्तित्व माना जाना सम्भव न होगा, 
जो अभीष्ट नहीं, क्योंकि मन्त्र को अनादि निल्य माना गया है। अतः मलाई इसी 
में है कि मन्त्र को अनर्थक माना जाय, और यज्ञादि में उच्चारणमात्र उसका प्रयो- 
जन स्वीकार किया जाय, जो याज्ञिक के प्रति किसी अदृष्ट घमें-विशेष का जनक 
होता है ॥३६॥ 


ह्ड मौमांसा-दर्शन 


इकत्तीसवें सूत्र से लगाकर उन्तालीसवें सूत्र तक कुल नौ हेतुओं के आघार 
पर यज्ञों में मन्त्रों के उच्चा रणमात्र की उपयोगिता बताई गई और स्पष्ट किया 
गया कि मन्त्र अपने अथ द्वारा यज्ञसम्बन्धी क्रिया का निर्देश करे; ऐसा कोई प्रयो- 
जन उसका नहीं है। यह सम्भावित हेतुओं के आघार पर पूर्वपक्ष की मावना को 
सूत्रकार ने अभिव्यक्त किया। उसके समाधान की भावना से अब आचार्य सिद्धान्त- 
सूत्र का अवतरण करता है--- 


अविशिष्टस्तु बाक्‍्यार्थ: ॥॥४०॥ 


[अविशिष्ठः ] विशिष्ट--भिन्‍न नहीं है, [तु तो [ वाक्‍्यार्थ: | वाक्‍्यार्थ मन्ध्रों 
का । तात्पयें है--मनन्‍्त्रों का वाक्‍्यार्थ लौकिक वाक्‍्यार्थ से मिन्‍न नहीं होता । जहाँ 
तक वाक्यार्थ का प्रदन है, लोक और वेद में यह समान है । 

सूत्र में 'तु' पद पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति का द्योतक है। अभी तक गत सूत्रों हारा 
जो विस्तृत पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया गया, वह समाप्त हुआ; अब उसका समाधान 
किया जाता है। मन्त्र, पद-वाक्य-समूह हैं। प्रत्येक पद का अपना सामान्य अर्थे 
होता है; जब क्रिया-कारक आदि अनेक पद मिलकर वाक्य बनाते हैं, तब वह एक 
असाधारण अर्थ का कथन करते हैं । अथंबोधन की यह पद्धति लौकिक वाक्य एवं 
वैदिक वाक्य दोनों जगह समान है। इसलिए लौकिक वाक्य यदि अर्थवान्‌ है, तो 
बैदिक वाक्य के सार्थक होने में कोई बाघा नहीं है। 

यदि कहा जाय--लोक में बोद्धा और बोधयिता दोनों चेतन आमने-सामने 
उपस्थित होकर क्रिया-कारकरूप पद-समूह -- वाक्य से अर्थ का बोधन करते-कराते 
एक-दूसरे के उपकारक होते हैं, परन्तु यह स्थिति वैदिक वाक्य में नहीं है; वेद में 
अदृश्य देवता और अचेतन यज्ञाज़ों के साथ वार्त्तालाप यज्ञ का कोई उपकारक 
नहीं होता। परन्तु मन्त्र का पाठ यज्ञार्थ ही हुआ है, इसलिए यज्ञ से उसका सम्बन्ध 
अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए। वह सम्बन्ध यज्ञकाल में मन्‍्त्रोच्चारण द्वारा 
ही सम्भव होगा, जिसका प्रयोजन अदृष्ट धर्मेविश्ेष को उत्पन्न करना है जो गत- 
सूत्रों द्वारा विस्तार से प्रतिपादित हुआ है। 

यह कथन वस्तुतः ठीक नहीं ; क्योंकि यज्ञों में मन्‍्त्रों का उच्चारण यज्ञसम्बन्धी 
अर्थ का ज्ञान कराने के लिए होता है। अदृश्य देवताओं तथा यज्ञाज़ों का संलाप 
निरर्थंक तहीं है; यज्ञ एवं यज्ञाडुें के सम्बन्धी क्रिया-कलाप का प्रकाशन ही उसका 
प्रयोजन है। यज्ञसम्बन्धी क्रियासमूह के जाने बिना यज्ञ का अनुष्ठान असम्भव 
होगा । यज्ञका क्षेत्र महान्‌ विस्तृत है; विदद रचना में विविध नैसग्रिक परिस्थितियों 
का कमानुक्रम यज्ञ का ही रूप है, जिनकी गहराइयों को मन्त्र द्वारा अभिव्यक्त 
किया जाना सम्भव होता है। अतः मन्त्रों के सार्थक होने में किसी प्रकार के संशय 
का अवकाश नहीं ॥४०॥ 


अंथ प्रथमाध्याये द्वितीय: पाद: 8५ 


शिष्य आशंका करता है--तब क्या 'तां चतुर्भिरादत्ते' विधिवाक्य अनेक 
माना जाय ? आचार्य ने समाधान किया-- 

गणायेंन पुनः श्रुति: ॥४१॥ 

[गुणार्थेन | चार की संख्यारूप --मरुणलाभ के लिए [पुनः] फिर [श्रुतिः] 
पाठ किया गया है। 

यज्ञोपयोगी कार्य के लिए अश्रि का जादान आददे' इस मन्‍्त्रलिज्ज से स्पष्ट 
होने पर भी 'तां चतुभिरादत्ते' यह विधान मन्‍्त्रों की चार संख्यारूप गुण के लाभार्थ 
पुनः पढ़ा गया है। कार्य-सम्पादनार्थ अभि (कुदाली) को हाथ से पकड़ने के अवसर 
पर यजु' के चार मन्त्रभाग विनियुक्‍त हैं। वहाँ संख्या का कोई निर्देश नहीं है। ऐसी 
दक्षा में 'त्रीहिभियंजेत, यवेयेजेत' के समान विकल्प प्राप्त होगा | यज्ञ करने में जैसे 
घान और जौ का विकल्प है--चाहे धान से यज्ञ करे, चाहे जौ से करे; जो 
उपस्थित हो, उत्ती से कर लो, इसी प्रकार मन्‍्त्रों के चार होने पर भी विशेष 
विधि के अभाव में विकल्प सम्भव है, चाहे एक मन्त्र से अश्रि का आदान करे, चाहे 
अधिक से अथवा समुच्चित चारों से । ऐसी स्थिति में 'तां चतुभिरादत्ते' यह विधि 
चारों मन्‍्त्र-भागों के समुच्चय का नियमन करती है।* मन्‍्त्रों से अश्रि का आदान 
प्राप्त होने पर इस विधि से केवल चार संख्यारूप विशेष गुण का नियमन हुआ है। 
इसके द्वारा मन्त्र की सार्थकता में कोई बाधा नहीं आती । अश्रि का आदान मन्‍्त्र- 
लिंग से ज्ञात हो जाता है। अत: मन्त्र निरर्थक नहीं ॥४१॥ 

ज्षिष्य पुन: जिज्ञासा करता है--इमामष्टम्णन्‌” इति “अश्वामिधानीमादत्ते 
विधि में विशेष कथन क्या माना जाएगा ? आचार्य ने समाघान किया-- 

परिसंख्या ॥४२७ 

[परिसंल्या ] परिसंख्या, स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, 
जबकि 'इति अश्वाभिधानीमादत्ते वाक्य अह्बाभिघानी आदान का प्रत्यक्ष निर्देश 
कर रहा है। 

सन्दिग्ध स्थलों में शास्त्र द्वारा निर्णेय के लिए तीन प्रकार था मार्ग सुकाये गये 
हैं-- विधि, नियम, परिसंख्या । कर्मानुष्ठान के अवसर पर किसी विशेष क्रिया की 
पद्धत्ति आदि के विषय में सन्देह हो जाता है कि अमुक क्रिया को किस प्रकार किया 

१. द्रष्टव्य--यजुवेंद, ११॥६-११॥ मन्‍्त्रों का निर्देश ३१ सूत्र की व्याख्या में 
देखें । 
२- सृत्रकार ने स्वयं इस विषय में आगे [अ० १२, पा० ३, सूत्र २६-३०॥ यह 


सुत्र-संख्या 'राभेदवर सूरि विरचित सुबोधिनी व्यास्या के सूत्रपाठानुसार है ] 
विवेचन प्रस्तुत किया है । 


६६ मीमांसा-दर्शन 


जाय ? जहाँ कार्य अन्य किसी प्रकार से प्राप्त न हो, वैदिक वाक्य द्वारा साक्षात्‌ 
उसका विधान किया जाय, वह 'विधि' नामक प्रकार है। जैसे--..ज्योतिष्टोमेन 
यजेत स्वगंकाम: स्वर्ग की कामनावाला ज्योतिष्टोम याग करे । 'ऐन्द्रया गा पत्य- 
भुपतिष्ठते' इन्द्र देवतावाली ऋचा से गाहईपत्य अग्नि का उपस्थान करता हः 
इत्यादि । 

जिस कार्य के लिए समान बलवाले दो आधार हों, वहाँ विकल्प प्राप्त होता 
है; ऐसे अवसर पर दोनों में से एक का नियमन करना होता है, वह 'नियम- 
विधि' हैं। जैसे--'उदिते जुहोति, अनुदिते जुह्दोति' उदित-अनुदित होम के दोनां 
वाक्य समान-बल हैं। तब होता एक का नियम करता है--उदित में ही होम 
करूँगा अथवा अनुदित में ही होम करूँगा । कहीं यदि ऐसा नियमन अपेक्षित नहीं 
रहता, तो वहाँ 'विकल्प' मान लिया जाता है। जैसे--.ब्रीहिभियंजेत, यवै्यजेत' 
घान अन्न से याग करे; जौ अन्न से याग करे। यहाँ नियमन न होने से विकल्प 
है; जो उपस्थित हो अथवा सुलभ हो, उसी से याग कर ले। 'परिसंख्या विधि' वह 
कहाती है, जहाँ इष्ट और अनिष्ट दोनों में कार्य-प्राप्ति होने पर अनिष्ट के परि- 
त्याग का विधान किया जाता है। जैसे--/इसामगृमणन्‌ रशनामृतस्य' [यु ० 
२२॥२] मल्त्र के 'अगुम्णन्‌” पद से घोड़ा और गदहा दोनों की लगाम (रझना) 
पडकड़ना प्राप्त होता है | घोड़े की लगाम पकड़ना इष्ट है, गदहे की लगाम पकड़ना 
इष्ट नहीं है। ऐसी दक्षा में 'अदवाभिधानीमादत्ते' वाक्य घोड़े की लगाम पकड़ने 
का विधान करता है । परन्तु घोड़े की लगाम पकड़ता, सामान्यरूप में “इमामगृम्णन्‌ 
रदानामृतस्य' इस मन्‍्त्र-सामथ्य से प्राप्त है। तब 'अश्वाभिधानीमादत्ते” वाक्य का 
तात्पयं--गदहे की लगाम न पकड़े--यह करना होगा। ऐसा अथे 'परिसंख्याविधि' 
के आधार पर किया जाता है। 

किसी वाक्य का तात्पये 'परिसंख्याविधि' के आधार पर निकालने से तीन दोष 
सामने आते हैं--स्वार्थे का त्याग, पदार्थ की कल्पना, सामान्यतः प्राप्त अर्थ की 
बाघा। 'अद्वाभिधानीमादत्ते' वाक्य का जब यह तात्पर्य निकाला जाता है कि 
भदहे की लगाम न पकड़े” तब इस वाक्य का जो अपना अर्थ है--'धोड़े की लगाम 
पकड़ता है” उसका परित्याग करना पड़ता है; यह पहला दोष है। उक्त वाक्य का 
जो अपना अर्थ नहीं है--“गदहे की लगाम न पकड़े' उसकी कल्पना करनी पड़ती 
है; यह पराथ्थेकल्पना दूसरा दोष है। मन्‍्त्र-साम्थ्यं से सामान्य रूप में जो अर्थ 
प्राप्त होता था--“गदहे की लगाम पकड़े' उसे बाधित करना पड़ता है । यह तीसरा 
दोष है। 

सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र द्वारा यह स्पष्ट किया है कि 'अह्वाभिदानीमादत्ते” 

१. 'बअश्वाभिधानीमादत्ते/ प्रसंग अश्नि-आदान' के प्रकरण में ही पठित है। 
जआहवनीय के पूर्व में 'उखा' नामक चौकोर गत्त को भरने के लिए जुद्ध मिट्टी 


अथ प्रथमाध्याये द्वितीय: पादेः 8७ 


वाक्य में 'परिसंख्याविधि” की योजना अनावश्यक है। कारण यह है--/इमाम- 
गृम्णन्‌ रशनामृतस्य” केवल इतने सन्दर्भ से अभिमत वाक्यार्थ पूरा नहीं होता, 
प्रत्युत “इमामगृम्णन्‌ रशनामृतस्य, इति अदववाभिधानीमादत्ते” इतने सन्दर्भ से 
वाक्यार्थ पूरा होता है । इसका अर्थ है --ऋत की इस रझ्नना को पकड़ा, यह बोलते 
हुए घोड़े की लगाम पकड़ता है। इतने समुच्चित सन्दर्भ का इकट्ठा अर्थ करने पर 
“गदहे की लगाम पकड़ना'-रूप सामान्य अर्थ प्राप्त हो नहीं होता, तब उसके परि- 
हार के लिए 'परिसंख्याविधि' का प्रयोग अनावश्यक है, अत: उक्त तीनों दोषों की 
सम्भावना भी नहीं रहती ॥४२॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है-- 'उरु प्रथस्व इति पुरोडाझं प्रथयति' वाक्य के 
विषय में क्या समभना चाहिए ? आचार्य ने बताया--. 


अय्थेवादो वा ॥४३॥ 
[अर्थवाद: | अर्थवाद है यह, [वा ] पद पूर्वोक्षत पूर्व पक्ष की निवृत्ति का द्योतक 


है । 

प्रथम यह कहा गया कि 'उरु प्रथस्व' मन्त्र से ही पुरोडाश का प्रथन -- फैलाना 
ज्ञात हो जाता है, फिर इस मन्त्र को वोलकर “इति पुरोडाशं प्रथयति” कहना 
अनावश्यक है, यदि मन्त्र सार्थक हो । क्योंकि मन्त्रोच्चारण के अनन्तर आवश्यक 
रूप से यह वाक्य बोला जाता है, इससे मन्त्र का निरर्थक होना ज्ञात होता है। इस 
पूरवपक्ष का प्रस्तुत सूत्र द्वारा आचार्य ने समाधान किया--'उरु प्रथस्व' मन्त्र से 
पुरोडाश का प्रथन प्राप्त होने पर 'इति पुरोडाशं प्रथयति' वाक्य का प्रयोजन कर्म 
की स्तुति करना है, अत: इसे स्तुतिरूप अरथंवाद समझना चाहिए। 


ग्राम से वाहर किसी तालाब के शुष्क भाग से खोदकर लाई जशती है। उस 
मिट्टी को ढोने के लिए वाहत आवश्यक है, जो घोड़े या गदहे के रूप में 
उपलब्ध रहता है। घोड़े को लगाम लगाकर पकड़े हुए तथा गदहे को बिना 
लगाम लाया-लेजाया जाता है। उसी विषय में यह विधान है। उस समय 
और आज घोड़े व गदहे को कार्यनिमित्त लाने-लेजाने का यह क्रम तदवस्थ 
विद्यमान है। 

याज्षिक प्रसंगों में एक समय ऐसा आया, जब यज्ञ में बाह्य आडम्बरों 
का बोलबाला हुआ, यज्ञ की मूल भावनाओं को भुला दिया गया। क्रिया- 
विषयक साधारण बातों को अनावह्यक महत्त्व देकर उनपर लम्बी परि- 
चर्चाएँ चलाई जाती रहीं | उसी का परिणाम यह घोड़ा-गदहा-विषयक सूक्ष्म 
विवेचन है। केवल मिट्टी ढोकर लाना आवश्यक है। सुविधानुसार दोनों या 
किसी एक के द्वारा यह्‌ का्से किया जा सकता है। किसी विशिष्ट पद्धति के 
आश्रय से अनुकूल अदृष्ट की कत्पना दुराशामात्र है। 


हद मीमांसा-दर्शन 


गोल पुरोडाक्ष पिष्ड को पूरे कपाल (गोल मृत्पात्र--मृष्मय तझ्तरी) पर 
फैलानो 'प्रथन' है। इसमें पुरोडाद् का गुरुत्व (मार) तो नहीं बढ़ता, परन्तु परि- 
माण बढ़ जाता है। जो पुरोडाश-पिण्ड मुट्ठी में आ रहा था, अब पूरे कपाल पर 
फंलकर उसका परिमाण जैसे बढ़ गया है; उसी प्रकार वह कर्म यज्ञकर्त्ता को पुत्र- 
पशु आदि प्राप्ति की कामनापूर्ति से बढ़ानेवाला हो, यह प्रथन कर्म की प्रशंसा है। 
अन्त्र से प्रथन-कर्म प्राप्त होने पर पुनः उसका कथन, प्रथन-कर्म की प्रशंसा द्वारा 
यज्ञकर्त्ता की वृद्धि का द्योतक होने से अर्थवाद है। इसीलिए कहा---“उरु प्रथस्व, 
इति पुरोडाशं यत्रययत्ति, यश्पतिभेव तत्प्रथयति ।” 

इस प्रकार 'तां चतुभिरश्रिमादत्ते, इति अश्वाभिधानीमादत्ते, इति पुरोडाशं 
प्रथयति' इत्यादि वाक्‍्यों के विभिन्‍न प्रयोजन गत सूत्रों द्वारा स्पष्ट किये गये। 
इनके आधार पर मन्‍्त्रों का निरथंक सिद्ध किया जाता नितात्त अयुक्त है ।।४३॥ 

श्षिष्य पुनः जिज्ञासा करता है---मन्त्रों की नियत पदानुपूर्वी का क्या समाधान 
होगा ? आचार्य ने बताया-- 

अविरुद्धं परम्‌ ॥४४॥ 

[अविरुद्धम्‌ | विरुद्ध नहीं है [ परम्‌ | अगला 'वाक्यनियम' हेतु । 

मन्तरों कौ सार्थक मानने पर मन्त्रों की नियत पदानुपुर्दी उसका (मन्त्रों के 
सार्थक होने का )विरोध नहीं करती । मन्त्र का नियत पदानुपूर्वी के साथ उच्चारण 
करने पर जो अर्थ ज्ञात होता है, वही अथ व्यतिक्रम-पाठ में भी रहता है । तात्पय॑ 
है-- निषत आनुपूर्वी में पद एवं वाक्यों का अर्थ निरस्त हो जाता हो, तथा व्यति- 
क्रम पाठ में अभिव्यक्त होता हो, ऐसा नहीं है। अत: मन्त्रों की नियत पदानुपूर्वी 
मम्त्रों को निरथ्थंक सिद्ध नहीं करती । यदि गम्भीरतापूर्वक सूक्ष्मद्ष्टि से विचार 
किया जाय, तो व्यतिक्रम पाठ में स्वर आदि के आधार पर मन्त्र का यथावत्‌ अर्थ, 
कहीं अन्यथा हो जाय, ऐसी सम्भावना बनी रह सकती है। नियत पदानुपूर्वी में 
मल्त्रपाठ के साथ कर्मानुष्ठान, अनुकूल अदृष्ट (अपूर्व धर्म) का जनक हो, यह मी 
साक्षात्कृत्रधर्मा ऋषियों का सुझाव है। 

वस्तुत: मन्त्र की नियत पदानुपूर्वी का रहना अत्यावश्यक है। यही मन्त्र की 
मन्जता है; यदि यह न होता, तो आज हमारे सामने मन्त्र न रहा होता, यह कब 
का विच्छुद्धलित हो गया होता । मस्त्र की नित्यता का यह एक विशेष आधार 
है ॥४४॥ 

शिष्य पुनः जिज्ञासा करता है, सम्प्रैष-आदेद के विषय में क्या कहा जायगा ? 
जाने हुए को जताना व्यर्थ होता है। आचार्य ने बताया-- 


सम्प्रेषे कमंग्हा5नुपालस्भः संस्कारत्वात्‌ ॥४५॥ 
[सम्प्रैषे ] सम्परैष सत्र में [कर्मगह्र] जाने हुए को जताना-रूप जो कमे- 


अंथ प्रयमाध्याये द्वितीय: पाद: €्& 


विषयक गर्हा-दोष या न्यूनता है, वस्तुतः वह [अनुपालम्भ:] उपालण्भ-दोष नहीं 
है, [संस्कारत्वात्‌ ] संस्कार होने से याज्िक का। 

“अग्नीदम्नीन्‌ विहर' यह प्रैष--आदेश मन्त्र है। अध्वर्यू आग्नी क्र को आदेश 
देता है--हें अग्तीत्‌ ! अश्तियों को--अंगारों को धिष्ण्य-नामक स्थान में ले जाओ । 
अग्नीत्‌ याज्ञिक जानता है कि इस अवसर पर मुझे क्या कार्य करना है। जाने हुए 
को फिर जताना दोष है; साघारण लोक-व्यवहार में भी यह दोष समभा जाता है । 
प्रस्तुत सूत्र में सूजकार कहता है कि वस्तुतः यह दोष नहीं है। इस प्रैष--आदेश- 
रूप कथन से आदिष्ट याज्ञिक का संस्कार किया जाता है। जैसे यज्ञ में उपयोग के 
योग्य होने पर भी ब्रीहि-"घान को जल आदियसे पुनः प्रोक्षण (धोने के) द्वारा 
संस्कृत [संस्कारयुक्त) किया जाता है, ऐसे ही प्रैष मन्त्र से अग्नीत्‌ याज्ञिक का 
संस्कार किया जाना अभिप्रेत होने से इसमें कोई दोष नहीं। अत: मन्त्र के आनर्थक्ग्र 
का बोघक यह नहीं कहा जा सकता। 

इसी प्रकार 'प्रोक्षणीरासादय' प्रैष मन्त्र है | प्रोक्षणी'-संज्ञक जलों को यहाँ 
लाकर रक्‍्खो । करमिक याज्ञिक यद्यपि अपने कतंव्य-कार्य को जानता है, फिर भी 
आदेझ्ष द्वारा उसे स्मरण कराना उसका संस्कार है। कार्य के अवसर पर जानकारी 
में बिस्मृति की सम्भावना बनी रह सकती है, वह स्थिति न आबे. यही प्रैष मन्त्र 
का प्रयोजत है। इसी को स्मृति अथवा स्मर्चा का संस्कार होना कहा गया है। याद 
कराने के अन्य साधन भी हो सकते हैं, पर यज्ञ के अवसर पर मन्‍्त्रद्वारा याद 
कराया जाय; यही ज्ञास्त्रीय व्यवस्था है। इससे मन्त्र का आतर्थक्य सिद्ध नहीं 
होता ॥४५॥ 

छिष्य जिज्ञासा करता है - - अनेक भन्त्रों में अविद्यमान पदार्थ का वर्णन है तथा 
अचेतन पदार्थों को सम्बोधन करके बात कही गई है। इनके विषय में क्या समझा 
जाय ? आचार्य ने बताया-- 


अभिधाने5थंबाद: ॥४ ६॥॥ 

[अमिषाने | कथन करने में (अविद्यमान व अचेतन पदार्थविषयक ), [ अ्थे- 
बाद: ] अर्थवाद है। 

प्रस्तुत सूत्र द्वारा आचाय॑ ने उन आश्षेप्रों का समाघान किया है, जो 
अविद्यमान पदार्थ का वर्णन तथा अचेतन पदार्थों से प्राथंना आदि के सम्बन्ध के 


१. यज्ञ के अवसर पर ब्रीहि आदि अन्न को शुद्ध करने के लिए “अग्निहोत्रहवणी' 
नामक पात्र में जो निर्दोष पवित्र जल सुरक्षित रहता है, वह 'प्रोक्षणी' कहाता 
है। 

इन जलों को आपस्तम्बियों के मत में गाहंपत्य के आगे, और कात्या- 
यनीयों के मत में प्रणीता और आहवनीय के मध्य में रखते हैं। (यु० मी०) 


१००७ मीमांसा-दर्शन 


आधार पर किये भये हैं। जिन मल्तों में ऐसे वर्णन हैं, वे सब अर्थवाद --स्तुत्तिरूप 
गौण कथन हैं | जहाँ गौण अर्थात्‌ औपचारिक वर्णन है, ऐसे मन्त्र के उच्चारण से 
कोई अदृष्ट धर्मविशेष उत्पन्त होता हो, इसमें कोई प्रमाण नहीं है ॥,० 

अविद्यमान अर्थ के वर्णन में 'चत्वारि श्रद्धा” इत्यादि ऋचा का उल्लेख 
किया जाता है। यह मन्त्र ऋग्वेद, यजुवेद दोनों में पठित है। इसका देवता सूर्य 
अथवा अग्नि है। उन्हीं की स्तुति में मन्त्र का प्रयोग है। “चत्वारि' आदि पदों 
से इनके कल्पित अज्ों व का्य-वर्णन हारा इनकी प्रशंसा की गई है । सूर्य पक्ष में 
यह वर्णन निम्न प्रकार समकना चाहिए। 

चत्वारि श्रद्भा--चार सींग, सूर्य से सम्बद्ध अथवा उपलक्षित दिन के चार 
याम-- प्रहर सूर्य के चार श्रृंगस्थानीय हैं । 

अयो अस्य पादा:--इसके तीन पैर--शीतकाल, उष्णकाल, वर्षाकाल तीन 
प्रधात ऋत हैं । 

दे शीर्षे--दो सिर--दो अयन हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन । 

सप्त हस्तासों अस्थ---इसके सात हाथ--सात घोड़े अर्थात्‌ सात प्रकार को 
रहिमयां हैं। 

आजिधा बढ़ः---तीन प्रकार से बंधा हुआ है। वे तीन प्रकार तीन सवन हैं--- 
प्रात: सबन, माध्यन्दिन सबने, साय॑ सबनरे । 

बुषभः -- वर्षा का निमित्त होने से वृषभ है। 

रोरबीति--शब्द करता है; शब्द का निमित्त है, बृष्टि एवं विद्युत्संपात 
आदि द्वारा । 

महादेव:--यह स्वरूप से महान्‌ देव है । 

सर्त्यान्‌ आ बिबेश्ञ --समी प्राणी-अप्राणी जगत्‌ को प्रकाश-प्रदान आदि द्वारा 
उनमें आविष्ट है, उनसे सम्बद्ध है, उनमें जीवनश्रद शक्तियों के आवेशन का तथा 
उनके अस्तित्व के प्रकाशन का प्रयोजक है। 

सूर्य का प्रतीक पृथिवरी पर “यज्ञाग्नि' है, जो उससे अभिन्न माना जाता है। 
उसको लक्ष्य कर ऋचा के पदों का अर्थ निम्न प्रकार किया जाता है--- 

“यज्ञाग्नि' के चार सींग के समान चार ऋत्विज्‌ हैं--ब्रह्मा, उद्‌्गाता, अध्वर्यु, 


३. चत्वारि शुड्भा जयो अस्य पादा ह्वे ज्ञीषें सप्त हस्तासो अस्य। 
त्रिधा बद़ो बृषभो रोरचीति महादेवो मर्त्या_ आ विवेश ॥ 
>-अं० ४।५८।३॥ यजु ० १७६१ 
२. यह व्याख्या रामेश्वर सरि विरचित 'सुबोधिनी' टीका से अनुप्राणित है । 
३. छहृदिनसाध्य ज्योतिष्टोम के पाँचवें दिन प्रधान आहुति सोम की दी जाती 
है। आहुतियों के लिए दिन तीन भागों में बाँटा, जिनके ये नाम हैं। 


अथ प्रथमाध्याये द्वितीय: पादः १०१ 


होता, जो यज्ञाग्ति के चार ओर बैठते हैं। तीत सवन उसके तीन पैर के समान हैं। 
पत्नी और यजमान ये दो उसके सिर कहे जाते हैं। इसके सात हाथ हैं --यज्ञाग्नि 
में अनुष्ठान के अवसर पर उच्चारण किये जाते मन्त्रों के सात छन्द । 

यह यज्ञाग्नि तीन प्रकार से बँधा है। समस्त अनुष्ठान यज्ञाम्नि में मन्‍्त्रो- 
च्वारण के साथ किये जाते हैं। बे मन्त्ररचना की दृष्टि से--ऋक्‌, यजु, साम-- 
तीन भागों में विभकत हैं। ऋक्‌-संज्ञक वे मन्त्र हैं, जो उन्दोबद्ध हैं। जो मन्त्र 
गद्यरूप हैं, वे 'यजु/ कहे जाते हैं। यज्ञानुष्ठात के अवसर पर जिन मन्‍्त्रों का प्रयोग 
गीति (संगीत के अनुसार गान) के रूप में होता है, वे मन्त्र 'साम' हैं। इन तीन 
ज्रकारों में चारों वेदों का समावेश हो जाता है।' इन तीन प्रकारों से 'यज्ञार्नि! 
बँधा हुआ है। यह 'वृषभ' है, वर्षा आदि का निमित्त होता है* एवं यजमान की 
कामनाओं को पूर्ण करने के रूप में समस्त कल्याणों की वर्षा करनेवाला है । मन्त्रो- 
च्वारणरूप में तथा प्रज्वलनरूप में शब्द करनेवाला है। यह मानवमात्र में 
आविष्ट है। समस्त मनुष्यों को सज्ञाग्नि साधन द्वारा घर्मानुष्ठान का अधिकार 
है, यह ऋचा के अन्तिम पदों से स्पष्ट होता है । 

ऋचा के द्वारा यज्ञ, यज्ञाग्ति एवं सूर्य की यह प्रस्तुति इस प्रकार की है, जैसे 
कोई कवि नदी की स्तुति करने के लिए कहता है--नदी के दोतों किनारों पर 
बैठे चकवा-चकवी जिसके स्तनों के सदृश् हैं; किनारे पर पंक्तिबद्ध बैठे हंस 
जिसकी दल्ता्वाल है; किनारों पर फैला काश (कांस नामक घास) का जंगल 
जिसके वस्त्र हैं; शैवाल (सिख्वाल, जल के अन्दर पैदा होनेवाली घास) जिसके 
केश हैं; श्वेत फेन जिसका हास्य है; ऐसी यह नदी सुझोभित हो रही है।* एक 
बनिता के छप में यह नदी की स्तुति है। इसी प्रकार उक्त ऋचा यज्ञ जादि की 
स्तावक होने से अर्भवाद है। इससे अविद्यमान अर्थ के वर्णत की कल्पना कर सस्त्र 
को निरथंक बनाना नितान्त निराधार है। 


१. गोपथ ब्राह्मण (पु० २१७) तथा निए्क्‍त (१३७) में 'चत्वारि खज्जा' 
पदों का अर्थ चार वेद किया है। 'त्रिधाबद्ध:' का अर्थ--मन्‍्त्र, ब्राह्मण और 
कल्प--इन तीन से बँधा हुआ बताया है। 

२ यज्ञास्नि में दैव कर्मानुष्ठान से चर-अचर के मरण-पोषण प्रसंग द्वारा मनुस्मृति 
[३॥७६ ] में कहा है-- 

जग्नो श्रास्ताहुति: सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्या जायते वृष्टिव्‌ ब्टेरन्‍्न॑ ततः प्रजा: ॥ 

३. इस आशय का इलोक साहित्य में उपलब्ध है--- 

चक्रवाकस्तनी हंंसदन्‍्ता शेकालकेशिनो। 
काशाम्बरा फेनहासा नदी कापि विराजते ॥| 


शण्र मोमांसा-दर्शन 


इसी प्रकार अचेतन तत्त्वों को सम्बोधन कर प्रार्थना रूप---श्णोत्र ग्रावाण:, 
ओषधे त्रायस्वैनम्‌, स्वधिते मैन हिसी:' इत्यादि वाक्य भी अयंवाद हैं। ये गौण 
अर्थात्‌ औपचारिक प्रयोग हैं। अचेतन में चेतन के समान उपचार +- व्यवहार से 
ये प्रयोग किये गये हैं। ऐसे प्रयोगों में उपचार के निमित्त, स्थिति के अनुसार 
विभिन्‍त होने से कोई आपत्ति या बाधा नहीं मानी जाती ।' इन प्रयोगों के आधार 
पर मन्त्र की निरथंकता सिद्ध करना अन्याय्य है ॥४६॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--“अदितियाँ' रदितिरन्तरिक्षम्‌' इत्यादि में परस्पर 
विरुद्ध कथन का समाधान क्या होगा ? आचायें ने बताया-- 


शुणादविप्रतिषेध: स्थात्‌ ॥४७॥ 


[गुणात्‌ | गुण से--गुणकथन से [अविप्रतिषेध: | विप्रतिषेध--विरोध का 
न होना, या न रहना | स्थात्‌ ] है। 

“जदितियाँ रदितिरन्तरिक्षम्‌' इत्यादि सन्दर्भ में 'अदिति' पद विश्व के मूल 
उपादानका रण प्रकृति का पर्याय है । द्यू और अन्तरिक्ष लोक में जितनी रचनाएँ 
हैं, वे सब प्रकृति के कार्य हैं। उक्त सन्दर्म में अदिति को थु और अन्तरिक्ष कहा 
है । अदिति कारण और दू एवं अन्तरिक्ष कार्य हैं। शास्त्रीय विधि के अनुसार 
यह कारण का कार में उपचार -- व्यवहार कहा जा सकता है। यदि उक्त सन्दर्भ 
का यह अर्थ किया जाता है कि थु और अन्तरिक्ष 'अदिति' हैं, तो इसे ने मित्तिक 
(कार्य) का तिमित्त (कारण) में उपचार समभना चाहिए। 'आयुर्वे घृतम्‌, आपो 
व प्राणा:' इल्यादि औपचारिक प्रयोग लोक-वेद में उभयत्र बहुत देखे जाते हैं। 
मत सूत्र की व्याख्या में कहा गया--ऐसे प्रयोगों के विभित्त, स्थिति के अनुसार 
अनेक होते हैं। प्रकृत में अदिति और द्यु आदि का कारण-कार्यभाव विद्येषगुण 
अशभियद्योत्य है, इसी आधार पर ये प्रयोग हैं।*, 6 

'एको रुद्र:, शत रुद्रा:' इत्यादि वाक्यों में रुद्र की अतिशय शक्ति को अभि- 
व्यक्त करने के लिए 'एक, शत' आदि पदों का प्रयोग होने से ये गोण हैं। ये अपने 
अधिधावृत्ति बोष्य अर्थ को न कहकर झकत्यतिशय का बोध कराते हैं, अतः ये 
गौण प्रयोग हैं। लोक आदि में ऐसे प्रयोग बबाधरूप से होते रहते हैं। गुर 


१. द्रष्टव्य--न्यायदर्क्षग, २।२।६३॥ सुदर्शनाचार्य-व्याख्यासहित वात्स्यायन- 
भाष्य का गुजराती प्रेस, बम्बई संस्करण, सम्वत्‌ १६७८। 
२. इसी के अनुसार परम देव परमात्मा के प्रति भक्ति एवं आत्म-समर्पण की 
आवना से अतिप्रसिद्ध एक सन्दर्भ इस प्रकार कहा जाता है--- 
त्वभेव माता च पिता त्वमेव, र्वसभेव बन्धुक्च सखा त्वमेत । 
त्वभेय विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वे मम देव देव ! ! 


अथ प्रथमाध्याये द्वितीय: पाद: श्ण्रे 


गोविन्दर्सिह ने सिक्‍खों में समयानुसार एक विशिष्ट आत्म-बल ज्योतिरूप में 
प्रज्वलित किया था, जिसके अनुसार एक सिक्‍्ख अपने-आपको अन्य साघारण सवा 
लाख व्यक्तियों के समान समभता व वैसा व्यवहार करता है। यह सब व्यवहार 
औपचारिक है। ब्यक्ति के एक होने पर अनेक व्यक्षितयों के साथ उसकी सम- 
कक्षता का निर्देशन उसके दाक्त्यतिशय का ही अभिव्यञ्जन करता है। ठीक यही 
स्थिति रुद्रविषयक निर्देशत में समझती चाहिए। यदि 'झ॒द्र/ पद को 'प्राण' पर्याय 
समझा जाता है, तो असंख्यात प्राणों में समवेत 'प्राणत्व' जाति के आधार पर रुद्र 
में एकत्व, तथा व्यक्तियों के आधार पर 'शत, सहन्न' आदि पदों का प्रयोग है, जो 
प्राण की संख्यातीत स्थित्ति को अभिव्यक्त करते हैं। इस आधार पर मन्त्र को 
निरथेंक बताना युक्त न होगा ॥४७॥ 

हछिष्प जिज्ञासा करता है---अध्ययन-विधि के समान अर्थज्ञान के लिए कोई 
विधान उपलब्ध नहीं; तथा अर्थज्ञान के बिना भी यज्ञिय कार्य होता देखा जाता 
है, इसका क्या समाधान होगा ? आचार्य ने बताया-- 


विद्यावचनमंयोगात्‌ ॥४८॥ 


[विद्या-अवचनम्‌ ] विद्या--अर्थज्ञान का अवचन--अकथन (ऐसा विघान 
नहीं है) तभी सम्भव है, जब [असंयोगात्‌ ] स्वाघ्याय के साथ अर्थज्ञान का 
संयोग--सम्बन्ध न हो | स्वाध्याय के साथ अर्थ ज्ञान का सम्बन्ध न मानने से ऐसा 
कहा जा सकता है कि अर्थज्ञान का कहीं विधान नहीं है। 

'स्वाध्यायो5ध्येतव्य:' यह विधिवाक्य मन्त्रपाठ और उसके अर्थज्ञान दोनों 
का विधान करता है। “स्वाध्याय' पद का तात्पय केवल पाठ रटना नहीं है; पद, 
पदार्थ को यथावत्‌ रूप में समझना इसी के अन्तगंत है । स्वाध्याय में मल्त्र और 
अल्त्रार्थज्ञात दोनों अभिप्रेत हैं। जो ऐसा नहीं सभभते, उनके लिए निरुकत 
[१।१८] में किसी वैदिक वाइमय से उद्धृत सन्दर्म कहा है-- 

स्थाणुरयं भारहारः किलामूदधीत्य वेदं न विजश/नाति यो5र्थम्‌॥ 
योउ5थंज्ञ इत्सकल भद्रमइनुते नाकस्ेति ज्ञानविधूतपाप्मा॥। 

ऐसा व्यक्ति दूंठ के समान नीरस केवल भार ढोनेवाला है, जो वेद को 
पाठमात्र पढ़कर उसके अर्थ को नहीं जानता । निश्चित ही जो अर्थ का जानकार 
है, वह समस्त कल्याण का भोग करता है, तथा अन्त-समय देहावसान पर, वेद- 

* ज्ञानानुकूल आचरण से सब पापों-बुराइयों को ध्वस्त कर शाइवत आनन्द को प्राप्त 
करता है। इसी भावना से तैत्तिरीय ब्राह्मण [३।१२।६] में कहा है--“नाबेब- 
विन्मनुते त॑ बुहन्तम'--महान्‌ परत्रह्म परमात्मा को नहीं जान पाता, जो वेदार्थ 
से शून्य है। इससे प्राचीन वैदिक आचायों का यह अभिमरत स्पष्ट होता है कि 
स्वाघ्याय-विधि में, वेद का अर्थस्रहित अध्ययन अभिप्रेत है। अतः मल्त्रार्थेज्ञान के 


श्ग्ड मीमांसा-द्शन 


लिए विधि का अभाव वनाना असंगत है । 

यदि माणवक पाठ याद करते समय अवहनत (धान कूटने में विनियुक्त) 
अन्त्र को उच्च स्वर में बोलता हुआ कण्ठ कर रहा है, तथा उसी समय पूर्णिका 
धान कूट रही है, इसमें मन्त्रार्थ का कोई उपयोग न होने से धान कूटने के प्रति 
मस्त्र को तिरर्थक वनाना भी युक्‍त नहीं है। क्योंकि माणवक द्वारा मन्त्रोच्चारण 
का प्रयोजन अवहनत-क्रिया का बोध कराना नहीं है; उसका प्रयोजन केवल मन्त्र 
का कण्ठस्थ करना है। अत: तात्कालिक क्रिया के साथ उसका कोई सम्बन्ध न 
होने से (असंयोगात्‌) मन्त्रों का निरर्थक बताना असंगत है ॥४८॥ 

क्षिष्य जिज्ञासा करता है--जिन मन्‍्त्रों का अर्थ "सम्भव नहीं--'सूम्येव 
जभ॑री तुफंरीतू” इत्यादि, उनका क्या समाधान है ? आचाये ने बताया-- 


सतः परमविज्ञानम्‌ ॥४६॥ 


[सत:] होते हुए [परम्‌] अन्य कारण से जो अर्थ का न॑ होना कहा है, 
वह [अजिज्ञानम्‌ ] जानने --अर्थग्रहण करने की अयोग्यता के कारण सममभना 
चाहिए । 

अनेक बार साधारण मन्त्रों के अर्थ मी हृदयंगम नहीं हो पाते । इसके कारण 
अन्यमनस्कता, आलस्य, प्रमाद आदि विभिन्‍न रूप सम्भव हैं। जिन पदों के 
व्याकरण-निरुक्त आदि प्रक्रिया-सुलभ निर्वंचन एवं प्रकृति-प्रत्यय आदि का 
अनायासत पता नहीं लगता, उनको प्रौढ़िवाद से अनर्थक कह दिया जाता है | वेद 
के पद को अनर्थंक कहता दुस्साहसमात्र है; प्रत्येक पद का कुछ-न-कुछ प्रयोजन 
रहता है। उदाहत प्रस्तुत मन्त्र में सब पद सार्थक हैं । यह ऋग्वेद के दशम मण्डल 
का १०६वाँ सूकतगत मन्त्र है। इस सूक्‍त का देवता 'अश्विनौ' है, तथा ऋषि का 
नाम "भूतांश' है। 

“अदिवनौ' दो जूड़े (अन्योन्य मिथुनीभूत) ऐसे देवता हैं, जो कभी एक-दूसरे 
से अलग नहीं हो सकते । यदि अलग होते हैं, तो उनका अस्तित्व ही नहीं रहता। 
बेद में देवताओं के जोड़े और भी हैं--'मित्रावरुणौ, अम्नीषोमौ' आदि। परच्तु ये 
जोड़े दूटनेवाले हैं। जैसे कहीं ये मिलित रूप में वर्णित हैं, वैसे अलग-अलग भी 
वर्णित हैं। मित्र, वरुण, अग्नि, सोम का स्तुतिरूप वर्णन अनेक सुकतों में पुथक्‌ 
रूप से हुआ है, परच्तु 'अद्विनौ' का पृथक्‌ रूप में स्तवन-वर्णन कहीं उपलब्ध नहीं 
है। यह जोड़ा अटूट है। इस सूक्‍त का प्रारम्भ ही 'उभौ' पद से होता है। दो 
मिलकर ही 'अश्विनौ' इकाई बनती है। सूक्‍त में इसके सब विदेषण द्विवचनान्त 
हैं। विश्षेषज्ञ विद्वानों ने सुकाव दिया है--वेद के 'अदिवनौ' आधुनिक विज्ञान के 
पॉजिटिव-नैंगेटिव (९०अं४५०, )१०४»४४८) विद्युत्‌-सम्बन्ध; तत्त्व हैं, जो सदा 
मिलकर ही अपने अस्तित्व को बनाये रह सकते हैं; इनका पार्थक्य कल्पनातीत है, 


अथ प्रथमाध्याये द्वितीय: पाद: १०५ 


क्योंकि उस दशा में इनका अस्तित्व ही खटाई में पड़ जाता है। इस सूक्‍त का 
ऋषि नाम “भूतांश:' इस कथा की पुष्टि की ओर संकेत करता प्रतीत होता है। 

यह नाम “भूत -(-अंश' दो पदों का समुच्चय है| विद्युतू-सम्बन्धी विवेचन--- 
वर्णन--स्तवन आधिभौतिक विभाग द्वारा किया जाना सर्वथा उपयुक्त है । इस 
आधार की छाया में प्रस्तुत ऋचा" के प्रतिपद-अर्थ पर विचार कीजिए--- 

सृष्याइइव -'सृणि' लोक में अंकुश का नाम है, जो हाथी के विचलित हो 
जाने पर उसे वश्ञ में करने तथा कम चलने पर संचालित करने के उपयोग में आता 
है। ये सूणि के दो कार्य अथवा दो श्रकार हुए---१. बिखरते-विचलित होते 
हाथी को अपनी सीमा में खींचकर रखना; २- आगे गति बढ़ाने के लिए धकेलना । 
यह विशेषण अथवा उपमा “अदववनौ' के दो प्रकारों--रूपों को बताता है-- 
पकड़ता और घकेलना जो विद्यूत्‌ में स्पष्ट पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त 'सू्णि'- 
पद गत्यर्थक 'सू” धातु से वना है, जिसका अर्थ है---सरणशील धाराशूप में तीब्र- 
गति से सरकने के स्वभाववाला । विद्युत्‌ की तीव्रगति सर्वंविदित है । इस पद में 
विद्युत्‌ की समता को प्रकट करने का एक अन्य अन्तहित माव है--सूणि-- 
अंकुश का तीक्ष्ण नुकीला होना; बिद्युत्‌ को घारा इतनी नुकीली है कि लक्ष्य में 
प्रवेश के लिए क्षण भी नहीं लगाती | 

जर्भरो--यह पद 'जुभ जृमि गात्रवित्ताभे' धातु से बना है। धात्वर्थ है-- 
शरीर का अदृश्य-जैसा होना । विद्युत्‌ू-रूप जश्विनौ का शरीर ऐसा ही है । अथवा 
यह पद “मु' धातु से भी सिद्ध होता है, जिसका अर्थ घारण व भरण-पोषण है । 
विद्युत्‌ के सदुपगोग पर ये विज्येषताएँ स्पष्ट होती हैं । 

तुफरीतु--हिंसा्थक 'तृफ' धातु से यह पद निष्पन्न होता है। विद्युत्‌-रूप 
“अश्विनौ' हिंसक भी हो जाते हैं, मार डालते हैं, वस्तु को भस्म कर डालते हैं। 
यह तभी होता है, जब इनके उपयोग अथवा स्थिति में किसी प्रकार की न्यूनता 
हो । ऐसी अवस्था में यह तत्काल अपने विरोधी विजातीय वत्त्वपर प्रभावी होकर 
उसका विनाश कर देता है। यह घातु 'तृप्ति' अर्थ में थी है। उद्योग जादि द्वारा 
प्रयोक्ता को सम्पदाओं से भरकर वृप्त भी करता है । 

चेतोशाइइव--यह उपमा-पद है । 'नितोश' धातु वध कर देने अर्थ में प्रयुक्त 
होता है। वध करनेवाला “नितोश' कहा जाता है । उसकी क्रिया व उसकी परम्परा 


१. ऋचा है--सृण्येव जर्भरी तुफंरीतू नेतोशेव तुफंरी पफरोका। 
उदन्यजैव जैमना मदेरू ता से जराग्वजरं मरायु ।॥। 
पद-पाठ निम्न प्रकार है--- 
सुष्याप्इब । जर्भरी। सुफरीतू । नेंतोशाध्दव। तुफरी | पर्फरीका । उदन्‍्य- 
जाइइव । जेमना । सदेरू। ता । में । जरायु । अजरम्‌ । सरायु ॥ 


१०६ सीमांसा-दर्शन 


में आनेवाला 'नंतोश' है। तात्पयं है---वध की क्रिया तथा उसे करनेवाला उक्त 
पद का वाच्य है। उसके समान हैं, “अशिवनौ' [ऐतोशा--'शौ” इब ]। उसके 
समान अद्धिवनो क्या करते हैं ? यह अगले पद से बताया-- 

बुफरी--इस पद के धातु का निर्देश प्रथम कर दिया है। हिंसा और वच में 
थोड़ा अन्तर है। न्यूनाधिक चोट-फंट आदि लग जाना जैसे हिसा में आता है, वैसे 
जीवन से सवंधा रहित कर देना हिंसा का रूप 'वध' है। हिंसाथंक “तृफ' धातु के 
वघरूप अर्थ को यहाँ इस पद से--नैतोशा” (वधकर्त्ता) की उपमा देकर-- 
स्पष्ट किया है। 'अद्विनों' को यह विशेषता (चोट-फेंट से लेकर वध-पयेन्त हिंसा 
कर देने की क्षमता) मन्त्र में दो स्थानों पर समान पद रखकर अभिव्यक्त की 
है। एक स्थान पर विशेषण-रहित पद है; दूसरे स्थान पर उपमा-सहित विशेषण 
के साथ। 

पर्फरीका-- मन्त्र के पूर्वार्् का यह अन्तिम पद है। 'त्रिफला विद्वरण' घातु 
से 'पफैरीकादयहच' [४।२० ] उणादि सूत्र के अनुसार सिद्ध होता है। 'विशरण' 
का तात्पर्य होता है--तोड़-फोड़कर बखेर देना, छिन्त-भिन्‍न कर देता। पहले 
व्याख्याकारों ते 'शत्रूणां विदारयितारो' अर्थ किया है। तात्पयं है--विरोधी 
वस्तुओं व तत्त्वों को छिन्‍न-भिन्‍न कर देना। विद्युतू-रूप 'अश्वनो' में यह अपना 
विशेष सामथ्य है। 

इस पद की सिद्धि 'प पालनपूरणयो:” धातु से भी की जाती है । जो 'अब्विनौ' 


के स्तोता यथाथे ज्ञाता एवं सदुपयोक्‍ता हैं, उनको ये देवता ऐब्वर्य, सम्पत्तियों एवं 
विभूतियों से पूर्ण, सम्पन्न करनेवाले हैं। विद्युत्‌-रूप “अद्विनौं' की यह क्षमता 
आज लोकप्रसिद्ध है। 

उदन्यजाध्डब--“उदन्यजौ' पद “उदक' और “जनी प्रादुर्भावे' घातु से मिल- 
कर निष्पन्त होता है। 'उदन्य' का अथे है उदक--जल में होनेवाला । यह जल 
में होनेवाली एक क्रियाविशेष है। वैसे अपनी सामान्य गति या प्रसरण ---वहावरूप 
किया जल में रहती है, पर यह क्रियाविशेष उससे भिन्‍न है, जिसका संकेत ऋचा 
करती है। वह क्रिया है--सामूहिक रूप में जब जल ऊपर से नीचे की ओर बंघा 
हुआ गिरता है और एक दबाव (प्रैशर--॥४८४४४:०८) को बनाता है। उस 
दबाव से उत्पन्न होनेवाले हैं--अद्विनौ', जो ऋचा में “उदन्यजा” पद से कहे 
मये हैं। तात्पर्य है--उदक में होनेवाली क्रियाविशेष से उत्पन्न । “अद्िवनौ' का 
यह विशेषण-पद उनके वास्तविक स्वरूप व स्थिति को स्पष्ट करता है । पानी के 
दबाव-रूप सहयोग से उत्पन्न की जानेवाली विद्युतू-हाइड्रो-इलेक्ट्रिसिटी 
(पतज्ठा० हाल्टप्राणं(9) के आज अनेकों प्लाण्ट (29) नहरों और नदियों 
पर छोटे-बड़े रूप में लगे हैं, जो राष्ट्र की अतुल सम्पत्तियों एवं विभृतियों के लिए 
अनुपम ज्नोत हैं । 


अथ प्रथमाध्याये द्वितीय: पाद: १०७ 


जैमना-जेमनौ, जयशीलौ (अश्विनौ), सदा विजय की स्थिति में रहने- 
बाले । तात्पय है---ये अन्य पदार्थों पर प्रभावी रहते हैं; अन्य पदार्थ इनपर कोई 
प्रभाव नहीं डाल पाते । 

अदेरू --अतिशय शक्ति के कारण मत्त, उत्कर्ष शील स्थितिवाले; अथवा सदा 
हृष्ट-पुष्ट अवस्था में रहनेवाले। इस रूप में सदा इनकी स्तुति-प्रशंसा की जाती 
है। 'अश्विनौ' के ये स्वरूप व विश्लेषताएँ व्यवहाय विद्युत्‌ में सदा देखे जाते हैं ॥ 

ता--तौ--वे अश्विनौ। मे-- मम -मेरे। जरायु -जराजीर्णं तथा शिथिल 
होनेवाले, अतएव, “सरायु'--सरणशील विनाशी शरीर व जीवन को अजरमू-- 
जरारहित करनेवाले हों । 

प्राचीन भारतीय वाडसय में 'अश्विनौ' को देवों का चिकित्सक बताया गया 
है। 'देव' पद का तात्पये चाहे विद्वान्‌ समका जाय, अथवा कोई अदृश्य आधि- 
भौतिक झषक्तितयाँ, जो प्राणि-जीवन अथवा विशेष रूप से मानव-जीवन की दीघ॑े 
स्थायिता के लिए महत्त्वपूर्ण प्रयोजक मानी जाती हैं, अध्विनी उन सबके उपकारक 
हैं। जब 'देव' पद से हमारे सामने विद्वान आते हैं, तब स्पष्ट है---/अध्विनो' के 
वास्तविक जानकार, उनकी गतिविधियों को अन्तस्तल तक समभनेवाले म्मज्ञ 
विद्वानू उतके सहयोग से अपने विविध रोगों--न्यूनताओं का निवारण कर मानव- 
जीवन के स्थायित्व, सुविधाओं के वैपुल्य के रूप में उत्तम परिणामों को प्रस्तुत 
करने में समर्थ होते हैं | इस रूप में “अश्विनौ' देवों के स्पष्ट चिकित्सक हैं। इसके 
बिपरीत यदि 'अद्विनो' किसी मूर्ख-अनजान के हाथ पड़ जाते हैं, अथवा ऐसा ही 
कोई उतसे खिलवाड़ करना चाहता है, तो उसे नष्ट करने में भी वे क्षण नहीं 
लगाते । “अश्विनी' के चिकित्सक-रूप को बताये रखने में विद्वान्‌ ही समर्थ रहता 
है। अश्विनौ को- देवों का चिकित्सक --कहे जाने में यही रहस्य है । 

'देव' पद यदि आधिभौतिक अदृश्य शक्तियों का निर्देशक माना जाता है, तो 
तिस्सन्देह ये 'अश्विनौ' अपने निरन्तर व निरबधिक संचार से उन ओषधि- 
वनस्पति-गत अथवा वातावरणीय शक्तियों को हृष्ट-पुष्ट व जीवनोपयोगी बनाये 
रुखने में महत्त्वपूर्ण योगदान द्वारा अपने चिकित्सक होने के स्वरूप को प्रमाणित 
करते हैं। मोतिक जगत्‌ में जिस अनवरत अज्ञातप्राय विद्युत्‌ू-संचा र--मानव- 
जीवनोपयोगी तत्त्व--अपने सुस्थ-स्वस्थ रूप में सदा अवस्थित रहते हैं, प्रस्तुत मन्त्र 
द्वारा उसी स्थिति को अभिव्यक्त करने का प्रयास हुआ है। जैसे यह स्थिति प्रच्छन्त 
एवं अस्पष्ट-सी रहती है, मन्त्र में पदों का प्रयोग भी प्रायः वैसा ही हुआ है । 


अन्य उदाहरण 
मम्त्रों को अनर्थक कहंनेवाले वादी ने कतिपय अन्य मन्‍्त्रों का उल्लेख (किया 
।है उनमें एक यह है--- 


श्ग्द मोमांसा-दर्शन 


एकया प्रतिघापिबत्‌ साक॑ सरांसि तिशतम्‌ 
इन्द्र: सोमस्य काणुका॥ >-ऋ० पाछजई 
मन्त्र की अनर्थेकता दिखाने के लिए व्याख्याग्रन्थों में ऋचा के प्राय: अन्तिस 
चरण का उल्लेख किया जाता है। उतने अंश के पदों का अपना अर्थ होते हुए भी 
पदसमूह का कोई उपयुक्त अर्थ नहीं हो पाता, क्योंकि ऋचा के अन्य पदों के साथ 
सम्बद्ध होकर ही ये पद पूरे अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं । अर्थ की स्पप्टता के लिए 
पदों का अन्वय इस प्रकार होगा-- 
इन्द्र: सोमस्य ज्िशत काणुका सरांसि एकया प्रतिधा साक॑ अपिबतू। 
लोकभाषा के अनुसार इसका यह अर्थ किया जा सकता है --इन्द्र सोम के भरे 
तीस कान्तियुक्त कुण्ड एक ऋटके के साथ, एक-साथ (एक सांस में) पी गया। यह 
अर्थ स्वतः अटपटा लगता है । इन्द्र कौन है ? सोम क्या है ? वे तीस कुण्ड या पात्र 
क्या हैं ? कंसे हैं ? तीस ही वयों हैं ? न्यूनाधिक क्यों नहीं ? यह सब स्पष्ट नहीं 
होता। कहा जा सकता है --इन्द्र कोई बड़ा मानवाक्ृति देव है, सोम कोई मद्यसदृश 
उन्म्रादकारी पेय पदार्थ है, जो तीस पात्रों में भरा है । इन्द्र उसे एक-साथ एक साँस 
में पी जाता है। वेदार्थ के साथ वस्तुत: यह मज़ाक है । इस रूप में कहने को यह्‌ 
भले ही अच्छा लगे, पर साधारण रूप में भी यह व्यवहाये कद्मपि नहीं। ऐसे 
बेसिर-पैर के वेदार्थ को सुनकर निदिचत ही वेद को निरर्थक बताने का साहस 
उभरकर ऊपर जाता है। 
मनीषी आचार्यों ने मन्त्र का अर्थ बताया है--वेद में 'इन्द्र' पद प्राय: द्युस्थान 
सुर्य के लिए प्रयुकत हुआ माना जाता है। सूकक्‍त के देवता इन्द्र का अपर नामसूर्थ है। 
सूर्य की नक्षत्रक्रान्ति प्रतिमास होती है। चित्रा नक्षत्र से विशाखा, विशाखा से 
ज्येष्ठा, ज्येष्ठा से अषाढ़ा आदि | प्रत्येक नक्षत्र में स्थिति का काल प्रायः तीस 
दिन है। इन दिलों में सू को किरणें और चन्द्रमा की ज्योत्स्ना (जों सूर्य की ही 
किरणें हैं) ओबधि-वनस्पत्तियों एवं वातावरण में जीवनी शक्तियों का संचार किया 
करती हैं; वही सोम है, जो तीस दिन रूपी पात्रों में ओषधि आदि आधार पर 
भरा जाता है। उतने दिन के अनन्तर वह क्रम एक-साथ एक मटके में समाप्त हो 
जाता है, जैसे हो सूर्य एक नक्षत्र के ऋन्तिवृत्त को लांधकर अगले नक्षत्र के वत्त में 
दिखाई देने लगता है। यही इन्द्र का त्रिशत पात्रों के सोम का एक-साथ पी जाना 
है। अगले तक्षत्रकाल के अनुसार सोमनिर्माण (तिशत पात्रगत सोमपूत्ति) का 
कार्यक्रम थुनः प्रारम्भ हो जाता है। शूयं जब से चमका, और जब तक चमकता 
रहेगा, यही क्रम चालू रहता है। वह सोम--जीवनी शकिति्याँ 'काणुका' हैं; पूर्ण 
कान्तियुक्त हैं, उनका उपयोग प्राणी के लिए कान्तिप्रद एवं जीवन का आधार है । 
यही सब-कुछ प्रस्तुत ऋचा में बताया गया है। इससे मन्त्र की सार्थकता स्पष्ट 


होती है। 


अथ प्रथमाध्याये द्वितीय: पाद: १०६ 


मन्त्र के निरथंकवादी ने ऐसा एक और मन्त्र प्रस्तुत किया -- 
अम्यक्‌ सा त इन्द्र ऋष्टिरस्से सनेम्वस्व॑ सरुतों जुनन्ति। 
अग्निश्चिद्धिष्सातसे शुशुक्वानापो न द्वीपं दि प्रयांसि ॥ 
० श१एधारे 

मन्त्र का पदपाठ इस प्रकार है--- 

अम्यक्‌ । सा। ते। इन्द्र । ऋष्टि:। अस्मे। सनेसि । अभ्वम्‌ । सख्तः । जुनन्ति । 
अग्नि: । चित्‌। हिं। स्म। अतसे। शुशुक्वान्‌ । आपः। न। द्वीपस्‌। द्ति॥ 
अ्रयांसि । 

सूक्‍त का ऋषि अगस्त्य और देवता इन्द्र होने से प्रस्तुत ऋचा के ऋषि-देवता 
वही हैं। ऋचा में शक्तिशाली सूर्य की मेघवुष्टि के द्वारा स्तुति के साथ उसके 
सहयोगी मरुतों की भी प्रशंसा की गई है--हे इन्द्र ! तुम्हारी वह प्रसिद्ध शक्ति 
(ऋष्टि), हम प्राणियों के कल्याण के लिए उपयुक्त स्थान पर पहुँच गईं है 
(++अम्यक्‌ ) । मेघों में भरे पुराने ( +- सनेमि) जलों (--अभ्वं) को बरसाने 
के लिए अब मझुत्‌ भी सन्‍नद्ध हो गये हैं। जंसे सूखे काष्ठ (--अतसे) में अग्नि 
दीषप्त होता है, ऐसे ही तुम (इन्द्र>-सूये) विद्युत्‌-रूप से मेघों में दीप्त होते हो । 
जल ज॑से द्वीप (जलों के मध्य में भूस्थल) को घेरे रहते हैं, ऐसे ही मेघों ने जलों 
को अपने बीच घेरा हुआ है, धारण किया हुआ है । तुम्हारी शक्ति ने मरतों के 
सहयोग से वर्षारूप में उसे पृथिवी पर भ्राणियों की सुख-सुविधा के लिए बिखेर 
दिया है । 

ऋतु के अनुसार सूर्य की प्रचण्ड किरण पृथिवी-आवरण के अन्तरिक्षस्थ 
बातावरण को प्रतप्त कर वर्षोन्मुंख बना देती हैं। वे दिक वाइमय में 'मर्त:' पद से 
अन्तरिक्षस्थ अनेक बातावरणों का निर्देश अपेक्षित होता है, जिनकी कुल संख्या 
४६ है। परन्तु यहाँ केवल उन मछतों (वात-आवरणों) का निर्देश अभीष्ट है, जो 
वर्षा को लाने में सहायक होते हैं। उदको आधुनिक भाषा में मॉनसून (०5०००) 
और लौकिक संस्कृत में 'पुरोवात' कहा जाता है। इन्द्र (सूर्य) और मस्तों के 
सहयोग से वर्षा किस प्रकार होती है, इसी का दिग्दशंन प्रस्तुत ऋचा द्वारा कराया 
गया है। ऐसी दक्शा में मन्‍्त्रों को निरर्थंक कहना अपनी अज्ञानता प्रकट करना 
है। आचार्यों ने बताया-- 

नेष स्थाणोरपराधो यदेवमन्धो न पदयति । 

सामने उपस्थित वस्तु को यदिअन्धा नहीं देख पाता तो बह वस्तु का अपराध, 
दोष नहीं है। मल्त्राथ को जानता भी अध्ययत्त-चिन्तनादिगत प्रयास-सापेक्ष 
है ॥४६॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--वेद में अनित्य पदार्थों के वर्णत का समाधान क्या 
है? आचार्य ने बताया-- 


११० मीमांसा-दर्शन 


उक्तश्चानित्यसंयोग: ॥५०॥ 

[उक्तः | कह दिया है [च] पूर्व ही [अनित्यसंयोग:] अनित्य पदार्थों के 
साथ संयौगरूप दोष का समाधान । 

प्रथमाध्यायगत प्रथमाह्लिक के 'बिद अपौरुषेय हैं" नामक अन्तिम अधिकरण 
में 'परं तु श्ुतिसामान्यमात्रम' [१।१॥३१] सूत्र द्वारां वेदार्थ के विषय में इस 
आक्षेप का समाधान कर दिया गया है कि वेदमल्त्रों में अनित्य पदार्थों का सम्बन्ध 
अथवा उनका वर्णन है । जैसे 'प्रावाहणि' आदि पद व्यक्तिविश्वेष के बाचक नहीं हैं, 
ऐसे ही 'कीकट, प्रमगन्‍्द, नैचाशास” आदि पद किसी देशविशेष अथवा व्यक्ति- 
विशेष के वाचक नहीं हैं। प्रथम पद साधारणरूप से उन अनाये व्यक्तियों का 
बोधक है, जो बेदिक यज्ञ-यागादि घामिक कार्यों में आस्था नहीं रखते तथा 'लाओ, 
पीओ और मस्त रहो' के सिद्धान्त को माननेवाले हैं, क्रपण हैं, अन्य की भलाई में 
पाई खर्च नहीं करना चाहते । 

प्रायः ऐसे लोग आधिक्य से जिस प्रदेश में रहते हों, वह्‌ भी 'कीकट' कहा जा 
सकता है। परन्तु ऋचा में यह अर्थ न होकर पूर्वोक्त सामान्य व्यक्तियों के लिए 
प्रयुक्त है। 

“मगन्द' पद कुसीदी---सूदलोर व्यक्ति का बोधक है। मेरे पास दुगुना-तिगुना 
होकर यह धन वापस आयेगा,---इस भावना से घन देनेवाला व्यक्ति 'मगन्द' कहो 
जाता है। अत्यधिक सूदख्रो र तथा सूदखो र-परिवारों में उत्पन्न होनेबाला व्यक्ति 
“प्रमगन्‍्द' कहा जाता है। 

नेचाद्याख' पद भी नीच कुलों में उत्पन्न होनेवाले, धर्माचरण से विमुख, 
कुत्सित प्रवृत्तियों में डूबे व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्रयुकत हुआ है। इन पदों के 
आधार पर मल्त्रों में अनित्य पदार्थों के संयोग को बताना निराधार है। यह 
सामान्य कथन है, किसी स्थानविशेष या व्यक्तिविशेष आदि का निर्देश नहीं ।५०॥॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है -मन्त्रों को निरथेक बताने में जो आक्षेप किये गये 
थे, उनका समाधान हो जाने पर, क्या मन्‍्त्रों की अथंवत्ता में कोई स्व॒तन्त्र हेतु भी 
हैं ? आचाय ने बताया-- 

लिड्डगेपदेशश्च तदर्थवत्‌”' ॥५१॥ 

[लिज्ञोपदेश: | लिज्जू -- देवताबोधक शब्द का मन्त्र में निर्देश [च] और 
[कत्‌ ] उस मन्त्र के [अर्थवत्‌ ] सार्थक होने का बोधक हैं। 

आऑस्लेप्यर्चाउ्नोध्रमभिमुशेत्‌* [तै० सं० ३। ११६] अग्निदेवतावाली ऋचा 

१. रामेहवर सरि विरचित 'सुबोधिनो' व्याख्या में सूत्रपाठ तदर्थेत्वात्‌' है, अर्थ 
में कोई विशेष भेद नहीं । 


२. शाबर भाष्य में “आग्नेय्या$5ग्नी ध्रमुपतिष्ठते” पाठ है । इस आनुपूर्वी के पाठ 
का मूलस्थान अन्नात है । 


अंथ प्रथमाध्याये द्वितीय: पाद: १११ 


से आग्नीध्' का स्पर्श करे । जिस ऋचा का स्तोतव्य अथवा प्रतिपाद्य विषय अग्नि 
देवता है, उस ऋचा से आग्नीध् के स्पश्श करने का कथन सिद्ध करता है कि मन्त्र 
सार्थक है। अमुक ऋचा या मन्त्र का देवता--प्रतिपाद्य विषय या स्तोतव्य अग्नि 
है, यह कथन तभी सम्भव है, जब मन्त्र को सार्थक माना जाय । इसलिए मन्त्र में 
लिज्ज अर्थात्‌ देवताबोधक शब्द का उपदेश मन्‍्त्रों की सार्थकता को सिद्ध करता 
है॥५१॥ 

आचार्य ने इसी की सिद्धि में अन्य हेतु प्रस्तुत किया -- 


ऊहः ॥४२॥ 


[ऊह:] ऊह का उपदेश भी मन्त्र के सार्थक होने का बोधक है। 

गत सूत्र से “उपदेशरच तदर्थबरत्‌' पदों की अनुवृत्ति प्रस्तुत सूत्र में समभनी 
चाहिए । इसी के अनुसार सूत्रार्थ निदिष्ट है। 

इस प्रसंग में 'ऊह' का समझना आवद्यक है। वैदिक कर्मंकाण्ड में याग 
'प्रकृतियाग' और विक्ृतियाग” नाम से दो भागों में विभक्त कहे जाते हैं। 'प्रकृति- 
याज' बड़े याग हैं; उन्हीं के अवान्तर होनेवाले अनेक अनुष्ठान 'विक्ृतियाग' कहे 
जाते हैं। अवान्तर यागों में होनेवाली अनेक क्रियाओं का वहाँ निर्देश नहीं होता, 
पर बे अनुष्ठित की जाती हैं। निर्देश न होने की दशा में यह व्यवस्था है कि प्रकृति 
के अनुरूप वह विकृति में कर लिया जाय--भ्रकृतिवद्‌ विकृति: कत्तेब्या'। परन्तु 
ऐसा करने में कभी असामञ्जस्य उपस्थित हो जाता है, जैसे--ज्योतिष्टोम 
प्रकृतियाग में अग्तिषोमीय पशु-सम्बन्धी मन्त्र है--अन्बेनं सातानुमन्‍्यतासतु 
पितानु भ्राता समर्म्योश्तु सखा सयूध्य:' [तं० ब्रा० ३६।६] । जब किसी विकृति 
में 'बहुपशुकयाग' होता है, तब प्रकृतियाग के अनुरूप पूर्वोक्त मन्त्र का ही उच्चारण 
करना प्राप्त होता है। परन्तु उस दक्ा में एक असामञऊजस्य सामने आता है। वह 
है-प्रकृतियाग में सामान्य रूप से पशु एक है, उसके अनुसार मन्त्र में 'एनं, माता, 
पिता, आ्राता' आदि एकबचनान्त पद उपयुक्‍त हैं; परन्तु विक्ृति में पश्लु अनेक 
होने से एकवचनान्त पद का प्रयोग असामज्जस्यपूर्ण होगा । तब 'ऊह' का अवसर 
आता है--मन्‍्त्रगत एकवचनान्त पदों के स्थान पर बहुवचनान्त पदों---एनानू, 
मातर:, पितर:, अ्रातर:, सखाय:' का ऊह कर लेना चाहिए। इस प्रकार 'ऊह' का 
स्वरूप हुआ--प्रकतिगत मन्त्र का विकृति में प्रयोग होने पर, विक्रृति-विषयक अर्थ 


१. उत्तरवेदिके दक्षिण में चात्वाल-संज्ञक स्थान की मृत्तिका से एक हाथ चौकोर 
चार हाथ ऊँचा जो स्थान बनाया जाता है, बह आम्नीध्र खर कहाता है। 
(श्लौत पदार्थ निर्वेचन, पृ० १५४, सन्दर्भ १६७ की अन्तिम दो पंक्तियाँ, 
यु० मी०) । 


११२ मीमांसा-दर्शन 


के अनुरूप पदों का मन्त्र में प्रक्षेप करना। परन्तु आचार्यों ने इस प्रसंग में 'ऊह' का 
निषेध किया है । प्राप्त का ही निषेध होता है (प्राप्ती सत्यां निषेध: ) इस व्यवस्था 
के अनुसार 'ऊह' की प्राप्ति उसी दशा में सम्मव है, जब मच्त्रगत पदों को सार्थक 
माना जाता है। अन्यथा ऊह और उसके निषेध का प्रहइत ही नहीं उठता। इस 
प्रकार ऊह का उपदेश मन्त्र की सार्थंकता को सिद्ध करता है। 

इसी प्रकार प्रकृतियाग दर्श-पौर्णमास में आग्तेय ह॒वि के निर्वाप (: आहुति-दान 
के लिए हवि का तैयार करना आदि) का विधान है; उसके लिए विनियुक्‍त मन्त्र 
का भाग है---/अस्नये जुष्टं निवंधासि'' |तै० सं० ११४] । दक्ष-पौर्णमास की 
विक्षत्ति में ब्रह्मवर्चेस्काम के लिए सौर्येष्ट का विधान है--'सौर्थ चर निवंपेद्‌ ब्रह्म- 
चच्ंसकामः”। 'प्रकृतिवद्‌ विक्ृति: कतंव्या' इस व्यवस्था के अनुसार सौरयेष्टि में 
अ्क्रतिगत “अग्नये जुष्टं निबंपामि/ मन्त्र प्राप्त होता है । प्रकृति में अश्तिदेवताक 
पुरोडाश-निर्वाप के लिए 'अग्नये” पद अथे के अनुरूप है। परन्तु विक्ृृति सौर्येष्टि 
में सूर्य देवता होने के कारण “अग्नये' पद अर्थानुरूप नहीं है। ऐसी स्थिति में मन्त्र 
को सौर्येष्टि के अनुरूप बनाने के लिए 'अग्नये” पद के स्थान में 'सूर्याय' पद का 
प्रक्षेप किया किया जाता है। यही 'ऊह' है। इसके अवेक भेदों में एक “विभक्ति- 
ऊहू' अथवा 'वचन-ऊह' है, जहाँ विभक्ति अथवा बचन का परिवत्तेन हो जाता है । 
अस्तुत प्रसंग में पहला उदाहरण--“जन्वेनं मातानुमन्‍्यताम्‌” इत्यादि “वचन-ऊह' 
का है, जिसमें एकवचन का बहुवचन में परिवर्तेव किया जाता है। ऊह कौ कल्पना 
मन्त्र को सार्थक माने बिना सम्भव नहीं, अतः ऊह का निर्देश मन्त्र की अर्थवत्ता को 
सिद्ध करता है ॥५२॥ 

आचार्य ने इसी की पुष्टि में अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 

विधिशब्दाश्च ॥५३॥ 

[ विधिशब्दा: | विधिछब्द [च |] भी मन्‍्त्रों की साथंकता के साधक हैं। 

किसी अर्थ॑तत्त्व का विधान करनेवाले शब्द प्राय: मन्‍्त्रों के व्याख्यानभूत होते 
हैं अथवा उसी अर्थ का अनुवाद करते हैं, जो मन्त्रों द्वारा विवक्षित व उपपादित 
होता है। जैसे--“झत हिमा:' [यजु० ३।१८] मन्त्र के पदों का अर्थ करते हुए 
कहा--शतं हिंसा: शत वर्षाणि जीव्यास्म---इत्येतदेवाह” मस्त्र के 'शतं हिमा:' 


१. पूरा मन्त्र है--दिवस्थ त्वा सवितुः प्रसवेईडिवनोब हिस्यां पृष्णो हस्तास्यामग्नये 
जुष्ट निरवपामि 

२. सोर्य घृते चर निर्यपेत्‌ छुक्लानां ब्रोहीणां ब्रह्मवर्नसकामः । मैं ० सं० २।२।२॥ 
यो बह्मवर्चसकामः स्पात्‌, तस्मा एतं सौर्य चरुं निबंपेत्‌ | तै० सं० २।३॥२॥ 

३. द्षा० ब्रा० [२।३।४२१] में पाठ है--“शतं हिंसा इति झतं वर्षाणि 
जीव्यास्म-इत्येदेतदाह / [तै०सं० १।५।८ | में पाठ हैं--“यथा यज्ुरेबेतत्‌--- 
त हिंा” इत्याह--झवत त्वा हेभन्तान्‌ इन्धिषीय, इति ।” 


अंथ प्रथमाध्याये द्वितीय: पादः ११३ 


इन पदों से यही कहा गया है कि मैं सौ वर्ष तक जीवित रहूँ। यहाँ विधिशब्द यह 
स्पष्ट करते हैं. कि “शर्त हिमा:' मन्त्रपदों का अर्थ है--सौ वर्ष तक जीवित रहने 
की आशंसा करना । इससे मन्त्रों की सार्थकता सिद्ध होती है। 

इस यजुरमंन्त्र का विनियोग आहवनीय अग्नि के उपस्थान में बताया गया है। 
उसी के अनुसार पूर्व-टिप्पणी में दिया तैत्तिरीय संहिता के एतद्विषयक पाठ में 
बताया--'शतं हिमा:” मन्त्र यह कहता है कि मैं (यजमान) तुक अग्नि को सौ 
हेमन्त (ऋतु पर्यन्त, अर्थात्‌ सौ वर्ष ) तक प्रदीष्त रक्खूँ। संहिता के ये बिघिशब्द 
यजुर्मन्त्र की अर्थंवत्ता का बोध कराते हैं। 

गत विस्तृत प्रसंग से--कौत्स आदि याज्ञिकों के--मन्त्र-निरर्थकताविषयक 
विचारों का विवेचन कर आचार्य सूत्रकार ने यह स्थापित किया कि मन्त्र सार्थक 
हैं, एवं मानवमात्र के चतुरख्न अम्युदय का निर्देशन करते हैं ॥५३॥ 


इति जैमिनोय मीमांसादशशन-विद्योदय भाष्ये 
प्रथमाध्यायस्य द्वितीय: पादः 0 


अथ प्रथमाध्याये तृतीय: पाद: 


(स्मृतिप्रामाष्या'धिकरणम्‌--१) 

गत अधिकरण में वेद एवं बैंदिक वाहमय के प्रामाण्य का निरूपण किया 
गया; अब स्मृति के प्रामाष्य का निरूपण भ्रस्तुत है । जिस क्रियानुप्ठान आदि के 
विषय में कोई वैदिक शब्द विधायक उपलब्ध नहीं होता, परन्तु स्मृतिकार उसका 
विधान करते हैं-- अमुक अनुष्ठान इस प्रकार किया जाना चाहिए, इसका यह 
प्रयोजन है--इत्यादि रूप में जो स्मृति-कथन उपलब्ध होते हैं, उनके प्रामाष्य का 
विचार करना अपेक्षित है । उन अनुष्ठानों को क्या उसी प्रकार किया जाय जैसे वे 
स्मृति में कथित हैं, अथवा उन्हें अवैदिक होने से उपेक्षित किया जाए? उन 
क्रियानुष्ठानों में कतिपय उदाहरणार्थ निम्नलिखित हैं---अष्टका-संज्ञक कर्म 
करना चाहिए; गुरु का अनुगमन करना---उसकी आज्ञानुंसार चलना चाहिए; 
तालाब का निर्माण कराना चाहिए; प्याऊ बैठानी चाहिए; क्षौर कर्म कराना 
चाहिए --इत्यादि ऐसे कत्तेंव्य हैं, जिनका विधान बेद-शब्दों में उपलब्ध नहीं है, 
पर लोक में थे सब कर्म अभीष्ट माने जाते हैं और केवल स्मृति-बिहित हैं। 

इस विपय पर ऊहापोहपूर्वक विवेचन की भावना से सूत्रकार ने प्रथम पूर्व॑- 
पक्ष सूत्र कहा-- 

धर्मस्थ शब्दमूलत्वादशब्दमनपेक्ष' स्थात्‌ ॥१॥ 

[धमस्य] धर्म के [झब्दमूलत्वात्‌ | झब्दभूलक>-वेदमूलक होने से 
[अब्नब्दम्‌ ] जो कर्म अदब्द--शब्दमूलक--वेदमूलक नहीं है, वह [अनपेक्षम्‌ ] 
अनपेक्षित---अनावश्यक---अकतें व्य [ स्यात्‌ ] है। 

लोककर्त्ता मार्गद्शक आचार्यों ने बताया है--विदो&खिलो धर्ममूलम्‌' [ मनु ० 
२।६] धर्म का मूल सम्पूर्ण वेद है । जब धर्म का मूल आधार वेद को माना गया, 
तो जो कर्म वेदग्रतिपादित नहीं है, उसे कत्तंव्य--आचरण के योग्य नहीं माना 
जाना चाहिए स्वयं सूत्रकार ने प्रारम्भ [शहर ] में ही निर्देश किया है--बेद 

१. 'स्मृतिप्रामाण्यम्‌ू । अधि० १॥' सुबोधिनीवृत्ति का पाठ । 
२. सुबोधिनोवृत्ति में 'अनपेक्ष्य' पाठ है। अर्थ में कोई विशेष अन्तर नहीं । 


अथ प्रथमाध्याये तृतीयः पादः ११४ 


जिस कर्म की प्रेरणा देता है, वही धर्म है। धर्म काआचरण करना मानव का 
श्रेष्ठ कत्तंव्य है । 

यदि कहा जाय--इन कर्मों के अनुष्ठाता उनकी पद्धति आदि को यथावत्‌ 
जानते हैं और वह सब परम्पराश्राप्त है, तब उसके प्रामराण्य को क्यों न मान 
लिया जाय ? यह कहना युक्त न होगा । क्योंकि किसी कर्म और उसके अनुष्ठान 
की पद्धति का जानना तथा उसकी परम्परा का चालू रहना, उसके प्रामाण्य के 
प्रयोजक नहीं माने जा सकते। जानकारी और परम्परा अच्छे-बुरे दोनों प्रकार के 
कांर्यों की हो सकती है । चोर चोरी करने की और डरक॑त डाका डालने की पद्धतियों 
के अच्छे जानकार होते हैं; मह परम्परा भी पुरानी है; फिर भी इसे घर्म नहीं 

* कहा जा सकता, क्योंकि यह वैदिक छाब्द से प्रेरित नहीं है। अष्टका-संज्ञक आदि 

'कर्म भी इसी प्रकार के हैं; अत: जवेदिक होने से कतंव्य-कर्म की श्रेणी में उन्हें 
नहीं माना जाना चाहिए। अच्छे-बुरे अथवा कत्तंव्य-अकत्तंव्य का विवेचन बेद- 
शब्द पर ही आधारित है। 

बेद में अपठित अष्टका नामक आदि कर्मों के परम्परानुगत अनुष्ठाताओं की 
स्मृति (अनुभवजन्य स्मरण--क्रमानुगत याददाइत) के आधार पर मी--वेद की 
अविच्छिन्न परम्परा के समान--इनका प्रामाण्य स्वीकार किया जाना युक्‍त न 
होगा । क्‍योंकि ऐसी स्मृति का होना अनुभव के अभाव में सवंथा जसम्भव' है। 
बेद की अविच्छिन्न परम्परा का उदाहरण इस प्रसंग में अनुपयुक्त है; क्योंकि 
बेदग्रन्थों की विद्यमानता में उनका अनुभव ओर तज्जन्य स्मृति का होता सम्भव 
है; परच्तु अष्टका कर्म और उसकी पद्धति आदि के विधायक वेद शब्द का अभाव 
होने से उसके अनुभव का प्रइन ही नहीं उठता, तब उसकी स्मृति का होना कंसे 
सम्भव है ? यह ऐसा ही कथन है, जैसे कोई जन्मान्ध कहे कि मुझे फूल के सुन्दर 
रूप का स्मरण है। अथवा वन्ध्या अपना स्मरण बताये--यह मेरे दौहिंत (लड़की 
के लड़के) का किया हुआ काये है। फलत: बेद में अपठित अष्टकॉ-संज्ञक आदि 
कर्मों का प्रासाण्य संदिग्ध ही समभना चाहिए ॥१॥ 

आचायें सूत्रकार ने उक्त आक्षेप का समाधान किया-- 


अपि या कत्‌ सामान्यात्‌ प्रमाणमनुसानं स्थात्‌ ॥२॥ 


[अपि वा |] पद पूर्वेपक्ष के निराकरण का निर्देश करते हैं, अर्थात्‌ समा कर्म 
अप्रमाण नहीं हैं। हेतु दिया---[ कत्ते,सामान्यात्‌ ] कर्त्ता---अनुष्ठाताओं के समान 
होने से [प्रमाणम्‌ ] प्रमाण है, स्माते कर्म। इससे इसके मूलभूत शब्द का 
[अनुमानम्‌ | अनुमात [स्थात्‌ | होता है। 

स्मात॑ कर्म वे हैं; जो केवल स्मृति-प्राप्त हैं। 'स्मृति' पद के यहाँ दो अर्थ हैं- 
१. बेदानुयायी घम्मशास्त्र ; २. स्मरण । कतिपय स्मार्त कर्म वे हैं, जिनका प्रेरणार्थक 


११६ मीमांसा-दर्शन 


वंदिक पद से साक्षात्‌ विधान उपलब्ध नहीं होता, परन्तु स्मृतिरूप सूत्रग्नस्थों-- 
(श्रौत, ग॒ह्म, कल्प, घमंसत्रों ) में उल्लेख किया गया है। ऐसे समा कर्म पहले 
विभाग में आते हैं, क्योंकि ये ग्रन्थ वेदानुगामी हैं, तथा उच भनुष्ठाताओं द्वारा ही , 
इनका अनुष्ठान किया जाता है, जो साक्षात्‌ प्रेरक वैदिक शब्द द्वारा विहित कर्मों 
का अनुष्ठान करते हैं। इस आधार पर इन स्मात कर्मों का प्रामाण्य मानना 
चाहिए; और इनके मूलभूत प्रेरक वैदिक पदों का अनुमान कर लेता चाहिए। वे 
पद इनकर्मों के प्रारम्भ होने के समय रहे होंगे, पर अब सम्भवत: अध्येताओं भादि 
के आलस्य-प्रमाद आदि के कारण विस्मृत हो चुके हैं । 

अन्य कतिपय स्मात॑ कर्म ऐसे संभव हैं, जिनका उल्लेख सूत्रग्रल्थों में भी नहीं 
है, जो केवल स्मरण के आधार पर परम्परा द्वारा चले आ रहे हैं क्योंकि इनके भी 
अनुष्ठाता वे ही व्यक्ति हैं, जो वैदिक कर्मों के अनुष्ठाता हैं, अत: 'कत्ते सामान्य' 
के आधार पर इनका प्रामाण्य मी स्वीकार किया जाना चाहिए, तथा इनके भी 
प्रेरक वैदिक वाक्‍्यों के अस्तित्व का अनुमान कर लेना चाहिए, जो वाक्यसमूह 
आज अध्येताओं के आलस्प-प्रमाद तथा उन कुलों के नष्ट हो जाने से लुप्त हो 
चुका है। 

इसमें सन्देह नहीं कि समय-समय पर अनेक तात्कालिक कारणों से बहुसंख्य 
बैदिक ग्रन्थों का विलोप हुआ है, जो आज नाममात्र शेष हैं, तथा अनेकों के नाम 
का भी पता नहीं । परन्तु इस वेदिक वाडुमय के विनाश की आड़ में चाहे जिस 
बाद के लिए वैदिक आघार ढूँढने या कहने की कल्पना करना स्वेथा अनुचित है।' 


१. वस्तुतः केवल स्मरण-परम्परा के आधार पर अनुष्ठेय स्मार्त कर्मों के प्रामाण्य 
का कोई औचित्य नहीं है। “आज के बैदिकों में अनेक कर्म ऐसे व्यवहत हैं 
जि्हें वे दृढ़तर स्मरण के आधार पर अनुपलब्ध श्रुतिमुलक मानते हैं।, 
उदाहरण के लिए मूर्तिपुजा को ही लीजिए | मुल वेद, शाखायें, ब्राह्मणग्रन्थ, 
आरण्यक, उपनिषत्‌ और श्रौत-गृह्म -घमंसूत्ररूप जितना बेदिक वाड्मय है, 
इनके परिशिष्ट भागों को छोड़कर, मूलग्रन्थों में कहीं भी मूर्तिपुजा के विधान 
का लेशमात्र भी नहीं है। दर्शनआास्त्रों में भी इसकी गन्ध तक नहीं है। फिर 
भी साम्प्रतिक विद्वान्‌ इसे वैदिक कर्म मानते हैं। यहाँ तक कि अद्वैतवादी, 
जिनके मत में जगत्‌ भी मिथ्या है, तथा नवीन संनन्‍्यासी जिनके लिए सन्ध्या- 
अग्निहोत्रादि बैंदिक कर्म भी अकत्तंव्य हो जाते हैं, विशेष करके शांकरमता- 
नुयायी संन्यासी भी मूर्तिपूजा में लिप्त देखे जाते हैं। क्या इन लोगों का दृढ़तर 
स्मरण मूर्तिपूजा के प्रामाष्य-बोधन में प्रमाण हो सकता है ? हमारा अपना 
मत है कि इस हेतु में यदि वैदिक ग्रन्थों के अन्तिम प्रवचन की सीमा स्वीकार 
कर ली जाए, तो केवल एक पश्ुयाग को छोड़कर समस्त विवादइग्रस्त मन्तब्य 
स्वयं अप्रमाण हो जाते हैं। इस प्रवचन में शाखाओं, ब्राह्मणग्रन्थों एवं 
कल्पसूत्रों के परिशिप्ट की गणना त्याज्य होगी, क्योंकि वे मूल ग्रत्थ के भाग 
नहीं हैं।” [यु० मी०| 


अथ प्रथमाध्याये तृतीय: पादः ११७ 


अष्टका-संज्ञक कर्म का उल्लेख गृह्मस्‌त्रों में उपलब्ध है । आइवलायन गृह्म- 
सूत्र [२।४।१ | में पाठ है--'हेमन्तशिशि रयोश्चतुर्णामपरपक्षाणामष्टमीष्टका: । 
कौषीतकि गृह्मसूत्र में पाठ है--“ऊध्व॑माग्रहायण्यास्तिस्नोइष्टमी ष्वष्टकास्वपर- 
पक्षेषु ।! इसके अनुसार अगहन की पौर्णमासी के अनन्तर (अमान्‍्त मास के क्रम 
से) अगहन-पौष-माघ-फागुन महीनों के कृष्ण पक्ष की चार अष्टमी तिथियों में 
इस कम का अनुष्ठान किया जाता है । दक्ष॑-पीर्णमास के अन्तर्गत निर्दिष्ट पितृयज् 
के समान मह एक पितृकर्स है। उणादि कोष [३।१४८] सूत्र की व्याख्या में 
ऋषि दयानन्द ने 'अष्टका वैदिककर्मविशेषों वा' लिखकर स्पष्ट किया कि यह 
एक वैदिक कम है। इसका उल्लेब् अन्य गुह्सूत्रों में भी उपलब्ध होता है। 
अष्टका' देवतावाला एक सूक्‍त [ ३।१० ]अथर्ववेद में उपलब्ध है । ऐसे बेदानुसारी 
कर्मों का प्रामाण्य स्वीकार किया जाना चाहिए, भले ही उनके प्रेरक वेदिक वाक्य 
सम्प्रति उपलब्ध न होते हों। इसी प्रकार गुरु-अनुगमन, तड़ाग-निर्माण, प्रपा- 
प्रवत्तेन (प्याऊ बैठाना) आदि के विषय में समकता चाहिए। 
गुर-अनुगसन --यह एक शिष्टाचारमूलक व्यवस्था है। इसका दुष्ट प्रयोजन 
है। इससे कोई अपूर्व धर्म की उत्पत्ति होती हो, ऐसा एकाल्त कथन वहीं है। 
गुरु का अनुसरण, ग्रुरु की आज्ञा का पालन करना, उसके त्रति निष्ठापूर्ण आदर- 
भाव रखता, स्वयं को विनयसम्पन्न बनाना आदि गुरु की प्रसन्नता के ये कारण 
होते हैं। प्रसन्‍न गुरु ज्षास्त्र की गहन प्रन्धियों को शिष्य के लिए स्पष्ट कर देता है, 
यह दृष्ट प्रयोजन है। यही इसके प्रामाण्य का आधार है। 
यदि यहाँ “गुरु! पद का अथे वृद्धजन (बुजुर्ग) समझा जाता है, तो भी इनके 
अनुसरण से प्रयोजन में कोई विश्षेष अन्तर नहीं आता । बृद्धजनों के अनुसरण का 
दृष्ट प्रयोजन मनु के कतिपय झलोकों से स्पष्ट होता है-- 
ऊष्ब प्राणा ह्युत्क्रामन्ति यून: स्थविर आयति। 
प्रत्युत्यानानिवादान्यां पुनस्तान्‌ प्रतिपच्ते ॥२।१२०॥ 
अभिवादनशीज़स्प नित्य वृद्धोपसेविनः । 
चत्बारि तस्य वर्धन्ते आयुविद्या यश्षो बलम्‌ ॥२११२१॥ 
वृद्धजत को आते देखकर युवावर्ग के प्राण बाहर निकलने लगते हैं; पर 
उनके प्रति आदरभाव से खड़े हो जाने और अभिवादन कर लेने से फिर वापस 
आ जाते हैं। 
अभिवादनशील और वृद्धोपसेवी व्यक्ति को चार फलों की भ्राप्ति होती 
है--आयु, विद्या, यश और बल । यह गुरु एवं वृद्धजनों के अतुसरण का दृष्ट 
प्रयोजन स्पष्ट है। इन कर्मों के प्रामाष्य का यही आधार है। भारतीय समाज में 
साधारण दिष्टाचार की यह एक व्यवस्था रही है । 
इसी प्रकार तड़ाग-निर्माण, प्रपा-प्रवर्तन आदि के भी दृष्ट प्रयोजन सर्वेजन- 


११८ मीमांसा-दर्शन 


विदित हैं। शिखा-कर्म अथवा चूडाकर्म एक वर्णाश्रमगत शास्त्रानुकुल सामाजिक 
धर्म है। वह वर्ण एवं आश्रम की स्थिति को प्रकट करता है। 

प्रस्तुत सूत्र के 'कत्तसामान्‍्यात्‌' हेतु पद का महत्त्व केवल इस आधार पर 
नहीं समझना चाहिए कि कर्त्ता--वैंदिक कर्मों के अनुष्ठाता हैं, वे ही स्माते कर्मों 
के हैं, अतः स्मार्त कर्मों का प्रामाण्य स्वीकार्य साना जाय; क्‍योंकि वैदिक कर्मों 
का अनुष्ठाता अ्रम, प्रसाद, विप्रलिप्सा आदि दोषों के कारण ऐसे कर्मों का 
अनुष्ठाता भी हो सकता है, जो वांछनीय अथवा अभिनन्दनीय नहीं कहा जा 
सकता, तथा जिसके लिए कोई मूलभूत दृढ़ आधार उपलब्ध नहीं । इसलिए 
'कर्त्ता' की समानता का आधार व॑दिक कर्मानुष्ठाता के साथ न जौड़कर स्मृत्ि- 
्रन्‍्थों (श्रौत, गृह, कल्प, धर्मसूत्रों ] के प्रबक्‍ताओं के साथ जोड़ता अधिक उचित- 
उपयुक्त व निर्दोष होगा । 

इस विचार में वेद और स्मृतियों के प्रतिपाद्य विषय की समानता अभि- 
व्यवत होती है, जिससे वेद के स्वतःप्रामाण्य की छाया में वेदानुसारी स्मृतिरूष 
वैदिक वाड्मय का प्रामाष्य सुस्पष्ट होता है । गौतमीय न्यायसूत्र के भाष्यकार 
वात्स्यायन सुनि ते प्रसंगवश भाष्य में दो स्थलों पर इसका संकेत किया है। 
भाष्यकार का लेख है -- 

१. द्रष्ट्रअरवक्तृसामान्याच्चानुमानम्‌ । य एवाप्ता बेदार्थातां द्रष्टार: प्रवक्‍ता- 

रहच त एवायुर्वेद प्रभूतीनाम्‌ ॥२।१६८॥ 
२. द्रष्ट्रप्रवक्तूसामान्याच्चाश्रामाण्यानुपपत्ति:। य एव सल्जब्राह्मणस्थ द्रष्टार: 
प्रवक्‍तारअच ते खल्वितिहासपुराणस्य धर्मशास्त्रस्थ चेति ॥ 
जाडे।१६२॥ 

द्रष्टा और प्रवक्ता के समान होने से स्मृतिवाहमय के प्रामाष्य का अनुमान 
किया जाता है। जो साक्षात्क्ृतर्मा ऋषि वेदार्थ के द्र॒ष्टा हैं, वे ही आयुवेद, 
श्रौत-धर्मसूत्र आदि के प्रवक्ता हैं । वेदार्थ का गम्भीर अध्ययन करने के अनन्तर 
लोकोपकार की भावना से विभिन्‍न आप्तपुरुषों ने विविध विषयों को लक्ष्य कर 
ग्रन्थों का प्रवचन किया । वेद परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान होने से स्वत: प्रमाण है । 
उस जान को आत्मसात्‌ कर ऋषियों ने श्रौत, गुह्य आदि स्मृति-वाडूमथ का 
प्रवचन किया, अत वेदमूलक होने से इसका प्रामाण्य है| वेदार्थ के द्रष्टा तथा 
स्मृतिवाइमय के प्रवक्‍ताओं के समान होने से स्मृतिबाडमय का अप्रामाण्य 
अनुपपनन्‍्न है। श्रोत-स्मातं कर्मों के प्रामाण्य का यही मुख्य आधार है। इसी 
भावना की छाया में सूत्रा्थ को समभने का प्रयास प्रामाणिक होगा । वात्स्यायन 
मुनि ने शब्द-प्रामाण्य के लिए आप्तोक्तता पर ही बल दिया है। उसकी चरम- 
सीमा परज्नह्म परमात्मा है, यह स्पष्ट किया है ॥२॥ (इति स्मृतिप्रामाण्याषि- 
करणम्‌--१) 


अथ प्रथमाध्याये तृत्तीय: पाद: # हैंड 


(श्रुतिविरोधे' स्मृत्यप्रामाण्याधिकरणम्‌--२) 
शिष्य जिज्ञासा करता है--जहाँ श्रूति के साथ स्मृति का विरोध हो, वहाँ 
स्मृति के प्रामाण्य का क्या आधार होगा ? आचाये ते समाधात किया-- 


विरोधे त्वनपेक्ष्यं स्थादसति ह्यनुमानम्‌ ७३॥ 


[विरोधे | श्रुति-स्मुति का परस्पर विरोध होने पर [तु] तो |अनपेक्ष्यम्‌ | 
अपेक्षा --आदर के योग्य नहीं, अर्थात्‌ अप्रमाण |स्थात्‌ | होती है-- स्मृति । 
[असत्ति] विरोध न होने पर [हि] निरचयपूर्वक [अनुमानम्‌ ] अनुमान कर 
लिया जाता है --स्मृतिमूलक श्रुति का। 

जहाँ श्रूति-स्मृति का परस्पर विरोध हो, वहाँ स्मृतिअनादरणीय है, अप्रमाण 
है। यदि स्मृति का श्रुति के साथ कहीं कोई विरोध नहीं है, तो स्मृति के श्रुति- 
मूलक प्रामाण्य के लिए सम्प्रति अनुपलब्ध श्रुति की सम्भावना मान लो जाती 
है। ऐसी स्मृति का प्रामाण्य अक्षुण्ण रहता है । 

व्याख्याकारों ने इस विषय के कतिपय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, परन्तु उनमें 
अनेक का मूल वर्तमान वैदिक वाहूसय में उपलब्ध नहीं है। एक उदाहरण है-- 
“औदुम्बर्या: सर्ववेष्टनम्‌' उद्ुम्बर--गूलर की शाखा को कपड़े से पूरा लपेट देना 
चाहिए; यह याज्ञिकों की स्मृति के आघार पर है| सोमयाग के अन्तर्गत मण्डप 
के मध्य यजमान-प्रमाण एक गूलर की शाखा गाड़ी जाती है। उसका भूमिगत 
भाग यजमान-प्रभाण से कुछ अधिक रहता है ।* उसपर पूरा कपड़ा लपेटने की 
प्रथा केवल याज्जिकों के स्मरण के आधार पर है। इसके लिए कोई वैदिक वचन 
उपलब्ध नहीं । परन्तु अन्य वेदिक वचन--औदुम्बरीं स्पृष्ट्वा उद्गायेत्‌'* उसके 
विरुद्ध जाता है। औदुम्वरी शाखा का स्पर्श करते हुए उद्गाता सामगान करे। 
आखा का कपड़े से लपेटे जाने पर-- स्पर्श किया जाना सम्भव नहीं । अतः साक्षात्‌ 
स्पर्शविधि के साम्मुख्य में 'कपड़े से लपेटे जाना' स्मृतिप्राप्त कथन अनादरणीय 
हो जाता है । शाखा-पर्यवेष्टन स्मृतिमूलक श्रुति की कल्पना, जथवा सम्भावना 
की अपेक्षा साक्षात्‌ पठित स्पश्शविधि बलवान्‌ होने से स्मृतिबोधित कार्य अप्रमाण 
हो जाता है । 

इसी प्रकार का अन्य उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है--सोमयाग में दीक्षित 
यजमान के अन्न का ग्रहण करना साधारण रूप प्े निषिद्ध है-'तस्माह्ा एतस्यास्न- 


१. सुबोधिनी व्यास्या में 'श्रुतिप्रावल्यम्‌ । अधि० २' पाठ है। 

२. इसका विधि-विधान ब्रष्टव्य है--कात्या० श्रौ० सू ०, ६।५॥२६॥ 

३, वर्तमान वैदिक वाइमय में यह वाक्य उपलब्ध नहीं, परन्तु शबर स्वामी आदि 
ज्याख्याकारों ने इसे श्रुतिवाक्य बनाया अथवा माना है। 


१२० मीमांसा-दर्शन 


अनाधश्म्‌ (०मन्‍नाशम्‌)” [मे० सं०, ३।६।७]। उसके अपवादहूप में याज्ञिक 
स्मरण के आधार पर व्यवस्था है--'क्रीतराजको भोज्यान्व:'--जब यजमान सोम- 
राजा का क्रय कर ले, तब उसके अन्न का ग्रहण किया जा सकता है। सोमक्रय 
यजमान के दीक्षित होने से दूसरे दिन हो जाता है। परन्तु इसके विपरीत--- 
+तस्मादाग्तीषोमीये संस्थिते यजमानस्य गृहे अशितव्यम्‌” [मे० सं० ३।७।८ |] श्रुति 
के अनुसार दीक्षा से चोथे दिन होनेवाले अग्निष्टोमीय कर्म के अन्तर यजमान के 
घर अन्न-ग्रहण की अनुमति दी गई है। स्पष्ट ही इससे स्माते-व्यवस्था का विरोध 
है। उस (स्मार्त ) व्यवस्था के अनुसार दीक्षा के दूसरे दिन यजमान के घर अन्त- 
ग्रहण किया जाना प्राप्त होता है; साक्षात्‌ श्रुति [मै० सं० ३७७८] के आधार 
पर चौथे दिन । इस प्रकार श्रुत्ति के विरोध में स्मृति अनादरणीय-अप्रमाण है । 

ऐसे स्थलों में विधि के विकल्प की सम्भावना नहीं की जा सकती कि चाहे 
दूसरे दिन अस्त-ग्रहण कर ले, चाहे चौथे दिन । विकल्प वहीं सम्भव होता है, जहाँ 
समानबल शुति उपलब्ध हों। जैसे “ब्रोहिंभिय॑जेत, यव॑य॑ जेत' ब्रीहि से याग करे, 
जी से याग करे । यहां तुल्यबल श्रुति होने से विकल्प मान्य है।' यथोपलब्ध ब्रीहि 
अथवा जौ से याग किया जा सकता है। पुवं-प्रसंग में ऐसा नहीं है; क्योंकि वहाँ 
स्मातें व्यवस्था की मूलभूत श्रुति की कल्पना, साक्षात्‌ पठित श्रुतिबोधित विधि 
व व्यवस्था से बाधित हो जाती है। फलत: श्रुति-विरोध में स्मृति का अप्रमाणित 
होना निश्चित है ॥३॥ 

श्रुति के विरोध में स्मृति के अप्रामाष्य के लिए सूत्रकार ते अन्य निर्मित्त 
प्रस्तुत किया-+ 


हेतुदर्शनाच्च ॥४॥ 


[हेतुदर्शनात्‌ ] हेतु देखे जाने से [च] मी, श्रुति के विरोध में स्मृति अप्रमाण 
है। 

इस विषय में प्रथम उदाहरण दिया गया है --औदुम्बरी शाखा का पूर्णरूप में 
कपड़े से लपेटा जाना। सम्भव है, कपड़े के लोभी किन्‍्हीं याज्ञिकों ने यह प्रथा 
प्रारम्भ की; उसी ने कालक्रम से स्मृति का रूप घारण कर लिया। कपड़े के लोभ 
में उन्होंने यह न सोचा कि ऐसी स्थिति में श्ुति-बोधित शाखा-स्पर्श कैसे सम्भव 


१. इस आशय की भावना मनुस्मृति [ २।१४] में अभिव्यक्त की है-- 
श्रुतिदृंधं तु यञ्र॒स्यात्तत्र धर्मावभो स्मृतो। 
उभाथपि हि तौ ध्मौ सम्यगुक्‍्तों सनोषिभिः॥ 
जहाँ दो प्रकार की श्रुति उपलब्ध हों, वहाँ दोनों धर्मों को मतनशील आचायों 
ने ठीक बताया है। 


अथ प्रथमाध्याये तृतीयः पादः १२१ 


होगा ? ऐसे समा कर्म का हेतु लोभ हो सकता है। 

इसी प्रकार किन्‍हीं क्षुधाते याज्ञिकों ने दीक्षा के दूसरे ही दित सोमक्रय-विधि 
के अनन्तर यजमान का अन्न प्रहण कर लिया; उसी को स्मात्तें कर्म का रूप मिल 
गया। चौथे दिन जग्निष्टोसीय कर्म के अनन्तर श्रुतिबोधित यजमान-अन्न के ग्रहण 
की अनुज्ञा को उपेक्षित कर दिया। यहाँ भी स्मात्तं कर्म का हेतु क्षुधांत्त होना 
सम्भव है। इन निमित्तों से श्रुति-बोधित कत्तेंब्य की उपेक्षा किया जाना सम्भव है। 
अतः श्रुतिके साम्मुरुय में इन तात्कालिक निमित्तों के आधार पर उभारे गये स्मात्तें 
कर्म सर्वथा अमान्य हैं। 

तृतीय पाद के इन प्रारम्भिक दो अधिकरणों में श्रुत्यनुसारिणी स्मृति का 
प्रामाण्य तथा श्रुतिप्रतिगामिनी स्मृति का अप्रामाण्य बताया गया है। परन्तु इसके 
अतिरिक्त मन्त्र तथा उसके व्याख्यानभूत ब्राह्मण एवं संहिता-न्धों का परस्पर 
विरोध-अविरोधमूलक अप्रामाष्य तथा प्रामाण्य का विवेचन भी इत अधिकरणों 
का प्रतिपाद्य विषय सम्भव है। पहले विवेचन में “श्रुति! और 'स्मृति' पदों से क्या 
बिवक्षित है, वहाँ स्पष्ट कर दिया गया है। प्रस्तुत विवेचन में “मन्त्र एक कोटि 
है, जो 'श्रुति'पदबोध्य: है । दूसरी कौटि ब्राह्मण तथा संहिता- (तैत्तिरीय संहिता 
आदि)-ग्रन्थ हैं। इनमें पहलो कोटि स्वतः-प्रमाण और दुसरी कोटि, पहली के 
आनुकूल्य में प्रमाण तथा प्रातिकूल्य (विरोध )में अप्रमाण समभनी चाहिए! ॥४॥ 
(इति श्रुतिविरोधे स्मृत्यप्रामाष्याघिकरणम्‌, श्रुतिप्राबल्‍्पाधिकरणं वा २) । 

(दृष्टमूलक स्मृत्यप्रामाण्याधिकरणम्‌-३) 

व्याख्याकारों ने अकेले चतुर्थ सूत्र का भिन्‍त अधिकरण भी स्वीकार किया 
है। गत अधिकरण में अनुपलब्ध श्रूतिमूलक स्मातं कर्म के अप्रामाण्य, बयवा 
दोनों के विरोध में श्रुति के प्रावल्य का निरूपण किया गया। परन्तु जिन स्मार्त 
कर्मों को श्रूतिमुलक कहा जाता है, उनके अप्रामाष्य को सूत्रकार ने बताया--- 


हेतुदर्भवाच्च ॥४॥ 


[हेतुदर्शनात्‌ | कारण के देले जाने से [बच] ओर, जिन समा कर्मों की 
प्रवृत्ति में लोम आदि कारण देखा जाय, उन्हें अप्रमाण मानना चाहिए। 
वचन है--बैसर्जनहोमीयं वासोष्ष्वर्युगू ह्लाति' । बैसजंतहोम-सम्बन्धी वस्त्र 


१. इस विषय में जो महानुभाव अधिक विस्तार से जानना चाहें, उन्हें पं० 
गरुधिष्ठिर मीमांसककृत मीमांसा छाबर भाष्य के हिन्दी रूपान्तर का प्रस्तुत 
प्रसंग देखना अपेक्षित होगा । 

३. “दृष्ठमूलकस्मृत्यप्रामाण्यम्‌ | अधि० हे ।! सुबोधिनी वृत्ति में ऐसा पाठ है। 


शक मीमांसा-दर्शन 


को अध्वर्यु ले लेता है । इसी प्रकार अन्य वाक्य है--यूपहस्तिनों दानमाचरन्ति' 
यूप पर लपेटे वस्त्र का दान कर दिया जाता है । ये कम उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा 
किये जाते हैं, जो श्रौत-स्पातं कर्मों के अनुष्ठाता हैं, अतः इन स्मात्त॑ कर्मों को 
प्रमाण मानना चाहिए, इस आशंका पर 'हैतुदर्शनात्‌' सूत्र का अवतरण होता है । 

बैंसर्जनहोमीय वस्त्र--अग्निष्टोम याग में चौथे दिन मध्याह्नोत्तर विसरजेत- 
होम का विधान है ।' होम प्रारम्भ होते से पहले यजमाच अपने समान-दायभागी 
अथवा सपिण्ड यजमान का स्पर्श करता है और अध्वर्यू सपिण्ड यजमानों को वस्त्र 
ओढ़ाता है ।* सपिण्डों को जो वस्त्र ओढ़ाये जाते हैं, उन्हीं का नाम है---.'बैसज॑न- 
होमीय वस्त्र' | अध्वर्यू इन वस्त्रों को होम के अनन्तर ग्रहण करता है, अर्थात्‌ ये 
वस्त्र उसी के हो जाते हैं । 

इसी प्रकार यूप पर लपेटे वस्त्र का नाम--यूपहस्ती' है। उसके दान कर 
देने का तात्पर्य यही है कि वह्‌ यज्ञ करानेवाले ऋत्विजों को दे दिया जाता है। 
याज्ञिकों ने इन स्मात कर्मो अथवा प्रथाओं को चलाया। इन प्रवृत्तियों के पीछे 
लोभ--कारण देखे जाने से ऐसे स्मात॑ कर्म शास्त्रीय दृष्टि से अभिनन्‍्दनीय न 
होने के कारण अप्रमाण माने जाते हैं |॥४॥ (इति दृष्टमुलकस्मृत्यप्रामाण्याधि- 
करणम्‌ू--३) । 

(पदार्थप्राबल्याधिकरणम्‌--४) 

शिष्य जिज्ञासा करता है--आचमन, यज्ञोपवीत-धारण आदि वज्ञ-प्रारम्भ से 
पूर्व करने चाहिएँ तथा यज्ञ-कार्य में दक्षिण हाथ का उपयोग होना चाहिए, ऐसे 
बचन उपलब्ध होते हैं --'आचान्तेन कत्तंव्यम्‌, यज्ञोपवीतिना कत्तंव्यम्‌, दक्षिणा- 
चारेण कत्तंव्यम्‌' इत्यादि । क्‍या इनको श्रृति के अनुकूल माना जाए ? या 
विरुद्ध ? आचार्य ने पूर्वपक्षरूप में समाधान किया-- 


शिष्टा5कोपेडविरुद्धमिति चेत्‌ ॥५॥ 


[बिष्टाध्कोपे | शिष्ट-शास्त्र द्वारा उपदिष्ट कर्म के अकोप-अकरुपित-सुब्यव- 
स्थित रहने पर [अविरुद्धमू| अविरुद्ध--श्रुति के विरुद्ध नहीं हैं आचमन आदि 
स्माते कर्म [इति चेत्‌ ] ऐसा यदि कही-- (तो वह ठीक नहीं; यह अगले सूत्र के 
साथ सम्बद्ध है) | 

रचना के आधार पर पाँचवाँ-छठा एक ही सूत्र है । पर शबर स्वामी भाष्य- 
कार ने व्याख्या की सुविधा का विचार कर सूत्र को विभक्त कर व्याख्यात किया 
है। प्रायः समस्त शास्त्र में भाष्यकार ने इसी पद्धति को अपनाया है। सूत्र का 


_. द्रष्टव्य-आतपथ ब्राह्मण ३॥६।३ १-४॥ 
२. इस विधि के लिए द्रष्टव्य--कात्यायन श्रौतसूत्र, ६६६१२०-३१; ३४-३५॥ 


अथ प्रथमाध्याये तृतीय: पाद: १२३ 


तात्पय है--आचमन आदि स्मार्त कर्म से शास्त्र द्वारा उपदिष्ट वैदिक कर्मानुष्ठान 
में कोई प्रकोप-अव्यवस्था आने की सम्भावना नहीं है, अर्थात्‌ वैदिक कर्मानुष्ठान 
में इत (आचमन आदि) कार्यों से कोई बाधा-गड़बड़ नहीं होती, अतः इन्हें श्रुति 
के अविरुद्ध समझकर प्रमाण मानना चाहिए। 

इस विचार का निराकरण पृ्व॑पक्षी अपनी ओर से करता है, यदि ऐसा 
(पूर्वोक्त विचार) मानो, तो बह --।५॥॥ 


न शास्त्रपरिमाणत्वात्‌ ॥६॥। 


[+] नहीं, पूर्वोक्त विचार युक्त नहीं, | ज्ञास्त्रपरिमाणत्वात्‌ | शास्त्र द्वारा 
परिमित--सीमित--सुबद्ध होने से, वैदिक कर्मानुष्ठान के 

आचमन आदि से वैदिक कर्मानुष्ठान में कोई वाधा न आएगी, यह कथन 
युक्त नहीं है। कारण यह है कि वेदिक कर्मानुष्ठान शास्त्रीय व्यवस्था से बंघा 
हुआ है। शास्त्र में कर्मानुष्ठान का जो क्रम बंधा हुआ है, उस निर्धारित क्रम 
के अनुसार ही उसका अनुष्ठान होना चाहिए। आचमन आदि से उसभ बाघा 
का आना सम्भव है। जैसे --वेदं क्ृत्वा वेदि कुर्वीत” वाक्य है। 'वेद” पद 
का यहाँ अर्थ है--कुझा या दर्म घास की मृद्ठी (गुल्छा) बाँध देना, या बना 
देना। तात्पयं है--कुशा की मुट्ठी बनाकर वेदि का निर्माण करे | यहाँ 'कृत्वा' 
पद का प्रयोग होने से वेद (कुशामुष्टि) के निर्माण के तत्काल अनन्तर-- 
अर्थात्‌ बिना किसी भी व्यवधान के--उत्तरकाल में ब्रेदि का निर्माण किया 
जाना मान्य है। 'आचान्तेन कतंव्यम्‌' इस स्मातं विधान के अनुसार बेदि- 
निर्माण से पूर्व यदि आचमन किया जाता है, तो वेद-वेदि-निर्माण का अव्यावहित 
क्रम टूठ जाता है, एवं व्यवस्थित वैदिक कर्मानुष्ठान में बाधा आ जाती है । बाधा 
न आय, इसके लिए आवश्यक है, स्मात॑ विधान का प्रामाण्य स्वीकार न किया 
जाय। बज्ञोपवीत-धारण के विषय में भी यही बात समभक्नी चाहिए। अकेले 
दाहिने हाथ से यज्ञिय पदार्थों के उठाने-धरने या व्यवस्था करने में प्रधान कर्मानु- 
छ्खान के लिए काल-विलम्ब को ग़म्भावना हो सकती है । प्रधान कर्म अपने 
निर्धारित काल में ही होना चाहिए। अध्वर्यू द्वारा अकेले हाथ से कार्य करने पर 
हाथ थक सकता है, भारी वस्तु के स्थानान्तरण में हाथ के धीरे चलने से प्रधान 
कर्म के काल का उल्लंघन हो जाना सम्भव है। अतः इस स्माते विधान की उपेक्षा 
“कर दोनों हाथों का उपयोग वाज्छतीय है, ज़िससे प्रधान कर्मानुष्ठान में कोई 
बाधा न आए । इस प्रकार उक्त स्मार्त विधियों का अग्रामाण्य मानना उपयुक्त 
होगा ॥६॥। 

उक्त जिज्ञासा का यथावत्‌ समाधान सूत्रकार ने बताया-- 


अपि वा कारणाग्रहणे प्रयुक्तानि प्रतीबेरन्‌ ॥७॥ 


श्र मीमांसा-दर्शन 


“अपि वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिए हैं। प्रस्तुत शास्त्र में इन पदों 
का उक्त अथ्थे को अभिव्यक्त करने के लिए प्रायः प्रयोग हुआ है । तात्पयें है-- 
आचमन, यज्ञोपवीत-धारण आदि कर्म अप्रसाण नहीं हैं। [कारणाग्रहणे] लोभ 
आदि किसी कारण के अग्रहण---न देखे जाते पर, ये कर्म [ प्रयुकक्‍तानि ] याज्ञिक 
आदि प्िष्ट पुरुषों द्वारा प्रयोग में लाए गये, प्रवृत्त किए गये हैं, ऐसा [प्रतीयेरन्‌ ] 
जानना चाहिए । ऐसे स्मार्त कर्मों का--जिनके प्रवृत्त होने में कोई लोभ आदि 
निन्दित भाव कारण नहीं जाने जाते, उनका---प्रामाण्य अमीष्ट है । 

यथाथंता यह हैं कि आचमन, यज्ञोपवीत-धारण आदि कर्मों से किसी वैदिक 
कर्मानुष्ठान का विरोध नहीं होता। ये सब कार्य अपने अवसर पर होते हैं। जो 
अनुष्ठान अवान्तर कार्यों के अनुक्रम में बंधे हैं, वे उसी रूप में किए जाते हैं । 
आचमन आदि यज्ञ के विशिष्ट अज्भु हैं; जहाँ अपेक्षित हों, वहाँ इनका किया जाना 
उपयुक्त है। यज्ञ में क्रियारूप जो अर्थ जहाँ प्राप्त है, वहाँ उसका होना आवश्यक 
है। यज्ञ में वह अर्थ प्रधान तथा क्रम गौण माना जाता है । अपेक्षित क्रियानुष्ठान 
के साम्मुख्य में क्रम की उपेक्षा की जा सकती है। वस्तुत: इस प्रकार के अपेक्षित 
अनुष्ठानों से क्रम में कोई विशेष बाधा नहीं आती | आचमत मध्य में हो भी जाय, 
तो बेद-वेदि-निर्माण के पौर्वापयें में कोई वेपरीत्य नहीं आता। तब बाघा का 
प्रइन कहाँ रहा ? क्रियानुष्ठान के क्रम का प्रसंग तब आता है, जब उससे सम्बद्ध 
सब पदार्थ (क्रिया के विषय अथवा क्रिया में उपयोगी वस्तुसमूह) प्राप्त हो जाते 
हैं। उनकी प्राप्ति के अवसर पर क्रम का प्रसंग ही नहीं, तब उसमें आचमन 
आदि से बाधा का अवकाश कहां ? 

इसी प्रकार काल की अनुकूलता रहते यदि कर्म में दक्षिण हाथ का उपयोग 
न किया जाय, तो इससे वास्तविक क्रियानुष्ठान में कोई विकार नहीं आता। 
फलत: आचमन, यज्ञोपवीतघारण, दक्षिण हाथ से व्यवहार आदि सब कर्तंव्य- 
कर्म यागादि के अंग हैं, उसमें व्यवधान डालनेवाले ये नहीं होते । इसलिए इनका 
प्रामाष्य शास्त्रसम्मत है ॥७॥ (इति पदार्थ-प्रावल्याधिकरणम्‌ू--४) । 

(शास्त्रप्रसिद्धपदार्थ-प्रावल्याधिकरणम्‌--५) 

दिष्य जिज्ञासा करता है--कतिपय यज्ञिय पदार्थ ऐसे हैं, जिनके अर्थ-विषय 
में दो प्रकार की प्रसिद्धि से विकल्प होना सम्भव है। यहाँ मान्य क्या होगा ? 
निर्धारण की दृढ़ता के लिए आजचाय॑ ने प्रथम शिष्य-जिज्ञासा को स्पष्ट किया-- 


तेष्वदर्शनाद्‌ विरोधस्य समा विश्नतिपत्तिः स्यात्‌ ॥८॥ 


[तेषु] उन “या आदि पदों में [अदर्शनात्‌ ] न देखे जाने से [विरोधस्य ] 
विरोध के, [समा ] समान, बराबर [विप्रतिपत्ति:| विशेष ज्ञान [स्थात्‌] होना 
चाहिए। 


अथ प्रथमाध्याये तृतीय: पाद: १२५ 


य्ज्ञोपयोगी वस्तुओं के विषय में कतिपय वाक्य हैं--'यवमयरचरु:--जौ का 
बनाया गया 'चरु' होता है। 'वाराही उपानहौ'--व राह -- सूअर की खाल से बने 
जूते । 'बैतसे कटे संचिनोति'--वैतस चटाई पर इकट्ठा करता है। इत सन्दर्मों में 
व्यव, वराह, वेतस” पद पठित हैं। विभिन्‍न वर्ग अथवा व्याख्याता इन पदों' 
परस्पर भिन्‍न अथे करते हैं। 'यव” पद का अर्थ एक ने 'जी' किया, दूसरे ने 'माल- 
कंगनी'। “'वराह' पद का एक ने सूअर अर्थ किया, दूसरे ने काला पक्षी अर्थात्‌ 
काला कौआ । 'वेतस' पद का अर्थ एक ने बेंत किया, दूसरे ने जामुन। इन अर्थों 
में किसी के सबल-दुबंल त देखे जाते से दोनों प्रकार के अर्थ समानबल प्रतीत होते 
हैं। अत: दोनों अर्थों के स्वीकार्य होने पर, यज्ञ में यथावसर अथवा यथोपलब्ध 
कहीं पहले और कहीं दूसरे अर्थ का उपयोग किए जाने से इन विधियों में विकल्ए 
स्वीकार किया जाना उपयुक्त होगा ॥५॥ 

आचार्य सूत्रकार ने उक्त जिज्ञासा का समाधान किया-- 


शास्त्रस्था वा तन्निमित्तत्वात्‌ ॥६॥ 


[शास्त्रस्था ] शास्त्रगत --झ्ास्त्रबो धित अथवा शास्त्रजबोधित अर्थज्ञात- 
रीति प्रमाण है; 'बा' पद पूर्वपक्ष के निराकरण का द्योतक है--अर्थात्‌ दोनों प्रकार 
के वर्गों अथवा व्याख्याकारों में प्रसिद्ध अर्थ समानबल होने के आधार पर प्रमाण 
नहीं माने जा सकते ; क्योंकि [ तल्निमित्तत्वात्‌ | पदों के अर्थज्ञान में शास्त्र अथवा 
शास्त्रज्ञ शिष्टजनों के निमित्त होने से । 

किसी पद का अर्थ इस आधार पर निश्चित नहीं किया जा सकता कि यह 
अर्थ अमुक वर्ग में प्रसिद्ध है, अथवा किसी व्याल्याता ने ऐसा अर्थ किया है। प्रत्युत 
पद के वास्तविक अर्थ का निश्चय झास्त्र-प्रतिपादित पद्धति शिष्टजन-व्यवहार के 
अनुसार प्रमाण माना जाता है। पहले उदाह्ृत वाक्य में 'यव' पद का निद्चित 
अर्थ 'जौ' है, जिसकी बाल पर तीखे लम्बे तूड़ (दीर्घ जूक) उभरे रहते हैं। यह 
कहना प्रामाणिक त होगा कि यव और प्रियंगु (मालकगनी ) में---अन्‍्य सस्यों 

(अन्नों) के सूख जाने पर भी हरे-मरे बने रहने की--समानता के आधार पर 
दोनों का प्रामाण्य माना जाय; क्योंकि प्रामाश्य का आधार केवल शास्त्र है, और 
शास्त्र में जहाँ धवमय चरु अथवा पुरोडाश्ष के पात्रों का विधान है, उस प्रसंग में 
पाठ है--यत्रान्या ओषधयो म्लायन्ति तर्देते मोदमाना वर्घ॑न्ते” [शन्‍्ब्रा० ३।६- 

११०] जब अन्य ओषधियाँ मुरभा जाती हैं, तब ये [दीघंशूक यव) हरे-भरे 
बढ़ते दिखाई देते रहते हैं। उक्त सन्दर्भ में 'एते [यवा:] पद “जौ-अन्न के लिए 
स्पष्ट निर्देश है, जो अटूट परम्परा से इसी अर्थ के अभिव्यक्त करने में प्रयुक्त होता 
आ रहा है। अतः प्रियद्धगु (मालकंगनी ) के अर्थ में इसका प्रयोग गौण है । फलत: 
चरु या पुरोडाश जौ का बताया जाना चाहिए,--यह निश्चित होता है। 


१२६ मौमांसा-दर्शन 


इसी प्रकार 'वाराही उपानहौ उपमुड्चते' [तै० ब्रा० १७६] सन्दर्म 
राजसूय प्रकरण में पठित है। राजा बराह-चर्म-निमित जूतों को 'मन्युरसि' 
[ते० सं० १८१५] मन्त्र को पढ़ते हुए उतारता है। यहाँ 'वराह' पद का अर्थ 
सूअर (शूकर) समभना चाहिए क्योंकि अन्यत्र 'तस्माहराहं" गावोष्नुधावन्ति 


१. कतिपय व्याख्याकारों ने 'बराह' पद का अर्थ --कृष्णशकुनि +- वायस अर्थात्‌ 
“कौआ' किया है। कौए के दो भेद देखने में आते हैं--एक, मैदानी इलाकों 
में हल्के काले रंग, ग्देन पर और भी हल्के मट्याले (धुएँ जैसे) रंग का 
याया जाता है; दूसरा, पहाड़ी कौआ शरीर में कुछ भारी और पुरे शरीर 
पर गहरे काले रंगःका होता है । तैत्तिरीय ब्राह्मण के वाक्य में बाराही जूते 
का उल्लेख है। कौए की खाल से जूता बनना सम्भव नहीं। अत: उक्त प्रसंग 
में वराह्‌ पद का 'सूअर' अर्थ समभना प्रामाणिक है । 

इस विषय के विश्वेषज्ञ से जिज्ञासा करने पर ज्ञात हुआ--शूकर का 
चमम उतारता बड़े हस्तलाघव का काय॑ है। इस चर्म का सन्धान व मार्जन 
(परथ्माणाए०8) और भी कठिन है। इसके लिए उपयोगी विशिष्ट साधन- 
सामग्री एवं शिल्पी का अनुभव व नातुर्य अपेक्षित होता है। सन्धित चम्म 
मखमल-जँसा कोमल हो जाता है। राजा के जूते के लिए इसका उपयोग 
नितान्‍्त अनुकूल है। इससे इतना स्पष्ट होता है--उस अति प्राचीन काल 
में चर्मसन्धान की प्रक्रिया कितने उच्च स्तर पर थी जबकि श्रम व छिल्प- 
साध्य कोमल चर्म का संस्कार | सन्धान-मार्जन, प्र्माताए8 | भी सुविधापूर्वक 
किया जा सकता था। 

जिन व्याख्याकारों ने 'बराह' पद का अथै--'क्ृष्णशकुनि -- वायस, 
कौओआ किया है, कदाचित्‌ उन्तकी यह भावना रही हो कि “'वाराही उपानहौ' 
का अर्थ वराह चर्म के रूप-रंग ((०।०७) का जूता होता चाहिए, उसका 
उपादानतत्त्व कुछ भी हो। इस भावना में कौए का रंग भी अटपटा नहीं 
लगेगा । 

२. सन्तुलित करें--“तस्माद्वराहे गाव: संजानते' [श० ब्रा० ५४॥३।१९ ]-- 
इसलिए वराह के विषय में अथवा वराह की उपस्थिति में ग्रायें चौंकती हैं, 
सतर्क हो जाती हैं। गाय और वराह के सम्बन्ध में ब्राह्मण का यह खण्ड 
अच्छा प्रकाश डालता है। वहाँ बताया--देवों ने अग्नि में घृतकुम्भ प्रविष्ट 
किया। उससे बराह प्रकट हुआ। इसलिए वराह भेद्ठर (चर्बी से भरा) घृत- 
पूर्ण कुम्भ है। अतः वराह के विषय में गायें हैरान रहती हैं। वे इस रस 
(मेदस्‌ ) को अपना समझती हैं। जिस रस (घृत) को हम पंदा करती रही 
हैं, उससे भरा-पुरा यह कहाँ से आ टपका ? यही उनके चौंकने और उसे 
दूर भगाने के प्रयास का कारण है। 


अथ प्रथमाध्याये तृतीय: पाद: १२७ 


वाक्य में “वराह” पद का सूअर अथे प्रमाणित होता है। “वराह के पीछे गायें 
दौड़ती हैं! का तात्पयें है--सूअर के समीप (अपनी ओर) आते पर गायें उसे 
मारने दौड़ती हैं, यह शाश्वतिक विरोध' का उदाहरण है। यहाँ 'वराह' पद का 
अन्य अर्थ किया जाता सम्भव नहीं | 

इसी प्रकार 'वेतस' पद बेत, नरसल या नरकुल तथा सरकण्डा आदि अनेक 
अर्थों में प्रयुक्त होता है, परन्तु प्रस्तुत प्रसंग में उसका अर्थ 'बंत' किया जाना 
प्रमाणित होता है। सरकण्डा शुष्क मंदान का उत्पादन है। नरसल या नरकुल 
पानी के किनारे के समीप-भागों में प्राय: पैदा होता है । परन्तु बेत पानी के अन्दर 
तटीय भूभाग से सटा हुआ अच्छा पनपता है। ये सब समानजातीय पौधे हैं। 
जम्बू (जामुन) का इनके साथ कोई मेल नहीं । शास्त्रज्ञ आचार्यों ने बताथा-- 
'वैतस: कटो भवति,' '“अप्सुजो वेतस:' [तै० सं० ५३१२]; कट->- चटाई बेंत 
को बनाई जाती है। बेत जलों में पैदा होता है। इसी के अनुसार “बैतसे कटे 
सड्चचिनोति' वाक्य में 'वेतस' पद से बेत का ग्रहण किया जाना प्रामाणिक है ॥8॥ 
(इति झ्ञास्त्रप्रसिद्ध पार्थ-प्रामाण्याधिकरणम्‌--५) । 

(पिकनेमाधिकरणम्‌, म्लेच्छ प्रसिद्धा'र्थप्रामाण्याधिकरणं वा--६) 

छ्षिष्य जिज्ञासा करता है---अनेक पद आर्यों के द्वारा किसी अर्थ को अभि- 
ब्यक्त करने के लिए प्रयुक्त नहीं होते, अपितु वे पद अनायों द्वारा विशिष्ट अर्थ 
में प्रयोग किए जाते हैं । क्या उन पदों को उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाय ? 
अथवा व्याकरण, निरुक्‍्त आदि के आधार पर प्रक्ृति-प्रत्यय के अनुसार उनका 
अर्थ निश्चित किया जाय ? क्योंकि गत अधिकरण में शास्त्रज्ञ शिष्टजनों द्वारा 
बोधित पदबदार्थ के प्रामाण्य का निर्देश किया गया है, अतः अनायं-प्रयुक्त पदों 
को उसी रूप में स्वीकार न कर निरुक्‍त, व्याकरण आदि के अनुसार ही उनके 
अर्थ का निइ्नग किया जाना चाहिए। ऐसे कतिपय छाब्द हैं--पिक, नेम, सत, 
तामरस आदि आचार्य सूत्रकार ने इस विषय में निर्णय दिया-- 


चोदितं तु प्रतोयेताविरोधात्‌ प्रमाणेन ॥१०॥॥ 
[चोदितम्‌ ] श्रेरित--बोधित अर्थ, अनायों के द्वारा [तु] भी, [प्रतीयेत] 


है बेबाज्च विरोध: शादवतिक: [२।४॥६] पाणिनि-सूत्र के उदाहरण-- 
“अहि-भकुल म्‌, रव-शुगालम्‌, उष्ट्र-्महिषस्‌, सूषक-मार्जारम! आदि के समान 
“गो-शूकरम्‌' भी सम्भव है। इस विरोध का सम्भावित मूल, शतपथ ब्राह्मण 
के उक्त खण्ड [५॥४।३।१६ ] में संकेतित है । 

२. “०द्भपदायें प्रामाण्यम्‌ू | अधि० ६” रामेशवर सूरि विरचित सुबोधिनी टीका 
में ऐसा पाठ है । 


श्शक मीमांसा-दर्शन 


प्रमाणित माना जाना चाहिए, | अविरोधात्‌ | विरोध न होने के कारण[ प्रमाणेन ] ' 
प्रमाण-शास्त्र से । 

प्रमाणभूत शास्त्र से विरोध न होते की दशा में अनार्यों द्वारा भी प्रयुक्त पद- 
पदार्थ का प्रामाण्य स्वीकार किया जाना चाहिए। आर्यों द्वारा उसके अप्रयोग की 
दशा में उन प्रयोगों की उपेक्षा करना अन्याय्य होगा। शास्त्रज्ञ शिष्टों के निर्देश 
वहाँ चरितार्थ हैं जहाँ अर्थ, प्रत्यक्षका विषय नहीं है। अप्रत्यक्ष विषयों में शास्त्र 
का निर्बाध प्रामाण्य है। लोक-व्यवहायें विषयों में अनायों द्वारा प्रयुक्त पद-पदार्थ 
स्वीकार कर लेने में कोई अनौचित्य नहीं है जबकि शास्त्रीय पद्धति से उसका 
कोई विरोध भी न हो । 

यह कहना भी अयुक्‍्त होगा कि पद-पदार्थ के संरक्षण में अनाये अथवा 

म्लेच्छों का कोई प्रयास नहीं है, जबकि आर्यों का इस दिशा में प्रयास देखा जाता 

है। उनके प्रयास में यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनके द्वारा प्रयुक्त अनेक पद- 
पदार्थों को स्वीकार्य माना गया है। यह उनके प्रयास का ही परिणाम है, जो 
अनेक स्वीकायें पद उन भाषाओं में संरक्षित हैं। 

वस्तुत: जिनको अनाये अथवा स्‍्लेच्छ कह गया, वे सब वर्म आर्यों के वंशज 
हैं। समय-समय पर विभिन्‍न कारणों से अपने पूर्व-समाज से विच्छिन्त हो जाने 
के कारण उनकी माषा व आचार में भेद हो जाना नितान्त स्वाभाविक है । उन 
भाषाओं में प्रयुक्त शतश: शब्दों के मुल आज भी प्राचीन आर्यभाषा में अनायास 
ढूँढे जा सकते हैं, तथा अनेक ऐसे पदों का प्रयोग उन भाषाओं में उपलब्ध होना 
सम्भव है, जो भारतीय प्राचीन आयंभाषा में अप्रयुक्त हो गये। यह असम्भव 
नहीं; अनेक प्रयुक्त पद कालान्तर में अप्रयुक्त होकर पुनः प्रयोग में आ जाते हैं। 

इसके उदाहरण के लिए कोकिल-पर्याय 'पिक' पद को भ्रस्तुत किया जा 
सकता है। यजुरवेंद [२४।३६ | में सन्दर्भ है--'वाजिनां कामाय पिकः यहाँ 
“पिक' पद असंदिर्ध रूप से कोयल का पर्याय है। कामशास्त्र के अनुसार 'वाजी' 
और “काम पदों के छिपे अर्थ पर ध्यान देने से यहाँ 'पिक' पद का कोयल पक्षी 
अर्थ स्पष्ट होता है। कोयल के बोल और बोल का एकमान्न ऋतु वसन्‍्त कामी 
जनों की कामुकता को उद्दीपित करते हैं, यह सर्वजनविदित है। इससे ज्ञात होता 
है, “पिक' पद का प्रयोग आरयों द्वारा कौयल के अर्थ में होता रहा है । कालान्तर 
में अव्यवहृत हो गया। शबर स्वामी व उसके पूर्वापर समीप का काल ऐसा ही 
था, जब उसने उक्त पद को स्लेच्छ-समाज में व्यवहृत बताया । अनन्तर किसी 
काल में पुनः इसका प्रयोग आयं-लोकव्यवहार में जा गया । 

ननिर्मा पद अन्तवाचक बेद में अनेकत्र मिलता है । अर्द्ध-(आधघा )-वाचक 'नेम' 
पद का प्रयोग काठक संहिता [ १४६] में उपलब्ध है--'नेमे देवा नेमेश्सुरा:' । 
फारसी भाषा का नीम पद आधे अर्थ में प्रयुक्त होता है, जो 'नेम' का अपभ्रंश 


अंथ प्रथमाध्याये तृतीय: पाद: १२६ 


सम्भव है । 

“तामरस' पद कमल अर्थ का वाचक संस्क्ृत-कोशग्रन्धों में देखा जाता है; 
उपलब्ध वैदिक वाड्मय में नहीं देखा गया । परन्तु अनायों या स्लेच्छों की किस 
भाषा में इस पद का प्रयोग उक्त अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए होता है, यह 
भी पता नहीं लग सका । सम्भव है, इस पद को अन्य किसी भाषा से संस्कृत में 
स्वीकार कर लिया गया हो । 

सतत" पद यज्ञ में उपयोगी, गोलाकार छलनी के समान दारुमय पात्र के अर्थ 
में प्रयुक्त होता रहा है। शतपथ ब्राह्मण [ १२१८। ३। १४-१५ ] में इसका उल्लेख है। 
वहाँ यह मी बताया है कि 'सत“-संज्ञक पात्र बेंत का बनाया जाता था--बैतसः 
संतों भवति'। 'सत' नामक यज्ञिय पात्र का उल्लेख कात्यायन श्रौतसूत्र | १९२६] 
में भी उपलब्ध है । निश्चित है--शतपथ बाहाण की रचना शबरस्वामो से पर्याप्त 
पूवव हुई है। 

सम्भव है, उस काल में उक्त पद का प्रयोग आर्यों में व्यवहार्य न रहा हो । 
फिर भी आर्यों में भाषा-सम्बन्धी संकोच नहीं रहा। जो शब्द जहाँ भी जैसा 
प्रयुक्त होता रहा है, उसको वैसा स्वीकार करने में आर्य-परिवार कभी कृपण नहीं 
रहा। 

यास्‍्क के निरक्‍त [२२] में उल्लेख है--'अथापि प्रकृतण एवकेषु भाषज्ते 
विकृतय एकेघु । शवत्ति: गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाष्यते, विकारमस्थार्येषु भाषन्ते 
-+शव इति ।” कतिपय वर्गों में प्रकृति अर्थात्‌ आख्यात रूपों का प्रयोग होता है, 
और कहीं उसके विकार का । गत्यर्थक “शव” धातु का आख्यातरूप में प्रयोग केवल 
कम्बोज देझ्ष में पाथा जाता है। आयों में इसका विकार केवल क्ृदन्‍्तरूप 'शव” पद 
प्रयुक्त है। “शव” मृत देह का नाम है, जिसे छोड़कर आत्मा सदा के लिए चला 
गया हो । 

यास्‍्क के उक्त निर्देश के आधार पर आज यह्‌ निर्णय किया जा सका है 
कि कम्बोज किस प्रदेश का नाम है। यह लिखे जाने के समय निश्चिचत ही भारत 
और कम्बोज के मध्य गहरा सम्पर्क रहा होगा । समय-समय पर घटित कारणों से 
कालान्तर में वह सब विच्छिन्न हो गया। अब लगभग पाँच सहस्त वर्ष के अनन्तर 
उस भाषा की खोज हुई, जहाँ गत्यर्थक 'दाव” धातु का आख्यातरूप में आंशिक 
भी व्यवहार आज चल रहा है। खोजों के फलस्वरूप जाना गया कि गल्चा क्षेत्र 
की बोलियों में आज भी वह सुरक्षित है। डॉ० ग्रियसंन ने उस क्षेत्र की जितनी 
बोलियों के नमूने दिए हैं, उनमें 'शवति' धातु आज मी साधारण गति के अर्थ में 
व्यवह्वत होता देखा जाता है। उसको अग्रांकित रूप में प्रस्तुत कर देना जानकारी 
के लिए सुविधाजनक होगा-- 


१३० मौमांसा-दर्शन 


गल्‍चा बोली घातुरूष अर्थ 

शिरनी या खूरती सुत: (भूतकालिक आख्यात गया 
रूप) 

सरीकोली सैत-- (विधि लकार ) जाना 
स्थयृत---( भूत लकार) गया 
सोम--( भविष्यत्‌ लकार ) जाऊँगा 

जे बाकी या इश्काशिमी शुद-- (भूत लकार) गया 

मुंजानी या मुंगी शिआ-- (विधि) जाना 

युइदद्ग़ा शुई-- (भूत ) गया 


इसके आधार पर कम्बोज देश की स्थिति कइ्मीर के ठीक उत्तर में---पामीर 
पठार का पच्छिमी भाग, सिड्कियांग प्रदेश का बड़ा भाग, चायतीज तुकिस्तात 
तथा वंक्ष (ऑक्सस ) नदी के इधर-उधर का भूभाग -- कही जा सकती है । यास्क- 
कालिक उस अति प्राचीन समय में भारत का उस प्रदेश के साथ गहरा सम्बन्ध 
रहा; यह भाषा-सम्बन्धी उक्त निर्देश से स्पष्ट होता है। पह विवेचन इस परि- 
णाम पर पहुंचाता है, पर्याप्त प्राचीनकाल से तथाकथित म्लेच्छ अथवा अनाय॑ 
वर्गों को भाषाएँ भारतीय भाषा से सम्बद्ध एवं प्रभावित रही हैं। फलत: शास्त्रीय 
अ्माणों के अनुरूप म्लेच्छभाषागत पदों का प्रामाण्य स्वीकार किए जाने में किसी 
बाधा की आशंका करना व्यर्थ होगा ॥१०॥ (इति पिकनेमाधिक रणम्‌, म्लेच्छ- 
प्रसिद्धार्प्रामाष्याघिकरणं बा--६) । 

(कल्पसूत्राणा मस्वतःप्रामाष्याधिकरणम्‌--७ ) 

शिष्य जिज्ञासा करता है---बौघायन आपस्तम्ब आदि कल्प-सूत्रों को अपौरुषेय 
मानकर उनका स्व॒त:प्रामाण्य स्वीकार किया जाय, अथवा पौरुषेय होने से परत:- 
प्रामाण्य ? सूत्रकार ने विषय की स्पष्ट एवं दृढ़ प्रतिपत्ति के लिए प्रथम पूर्वंपक्ष 
कहा-- 


प्रयोगशास्क्रसिति चेत्‌ ॥११॥ 
[अ्रयोगशास्त्रम्‌ | प्रयोगशास्त्र है, समस्त कल्पसूत्र [इति चेत्‌] ऐसा यदि 


कहो, तो । 

जो वैदिक कर्म यज्ञ-याग आदि अनुष्ठानरूप वेद में कहे हैं, उनके समान ही 
उन कर्मों का प्रयोगात्मक विवरण वल्पसूत्रों में बताया गया है; अतः उनके 
प्रामाण्य के समान कल्पसूत्रों का प्रामाण्य भी स्वत: अपौरुषेय रूप में स्वीकार 


१. सुबोधिनी व्याख्या में 'कल्वसूताणां स्वत:ज्रामाष्याभाव:। अधि० ७' ऐसा 
पाठ है। 


अंथ प्रथमाध्याये तृतीय: पाद: श्र 


किया जाना चाहिए | इसी कारण इन्हें 'श्रोत' पद से व्यवहृत किया जाता है। 
ये भी अपौरुषेध अनादि नित्य माने जाने चाहिएँ। उसी आधार पर इनका 
प्रामाण्य हो। ऐसा यदि कहा जाय, तो वह--(अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध 
है)॥११॥ 

नासन्नियमात्‌ ॥१२॥ 


[न] कथन ठीक नहीं, क्योंकि [अ-सन्‌-नियमात्‌ ] वेद के सदू्ध स्वर आदि 
से भली-भाँति नियमित सुसंबद्ध न होने के कारण, बेद के समान कल्पसूत्रों का 
प्रामाण्य अपौ रुषेयत्व के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता । 

स्व॒र एवं पदानुपूर्वी के आधार पर वेद का नियमन, सम्यक्‌ प्रकार से निबन्धन 
जैसा सुद्ढ़ है, कहीं से मी चरमरा जाने का अवसर उसमें नहीं है; इसी कारण 
उसे अनादि-नित्य-अपौरुषेय माना जाता है। यह स्थिति कल्पसूत्रों में कदापि 
नहीं । इनका ढाँचा (निबन्धन) अटूट-अविच्छिन्न नहीं है। यहाँ पदों के पौर्वाप्य 
में भेद हो जाने पर भी अभिधेय अर्थ में अन्तर आने की सम्भावना नहीं रहती । 
अतः कल्पसूत्र पुरघरचना होने से इनका स्वत:प्रामाण्य न होकर परत:प्रामाण्य 
ही माना जाना युक्त है। बौधायन, आपस्तम्ब आदि नामों से प्रसिद्ध कल्पसूत्र, 
स्पष्ट है--ये व्यक्ति इनका वियमन >> निर्माण करनेवाले हैं, इनके जीवन से पूर्व 
ये कल्पसूत्र नहीं थे । इनका स्वत: प्रामाण्य अमान्य है ॥ १२॥ 

उक्त अर्थ की सिद्धि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 

अवाक्यशेषात्‌ ॥१३॥ 

[अ-वाक्यशेषात्‌ | वावयशेष न होने से, कल्पसूत्रों के, ब्राह्मणग्रस्थों के 
समात । 

ब्राह्मणग्रन्थ, विधिवाक्यों के अंगभूत अर्थवाद आदि से युक्त हैं, इसलिए 
विधिवाक्यों के शेष होने के कारण उन्हीं के समान उनका. प्रामाण्य माता जाता 
है, परन्तु कल्पसूत्र विधिवाक्यों के शेष (अज्जुभूत) न होने के कारण ब्राह्मणग्रन्‍्थों 
के समान कल्पसूत्रों का प्रामाण्य स्वीकार्य नहीं है ॥१३॥ 

यह कथन भी युक्त नहीं कि सत्यवक्ता आचार्यों के द्वारा कथित होने से 
कल्पसूत्रों का प्रामाष्य माना जाय; क्योंकि--- 

सर्वत्र च' प्रयोगात्‌ सन्तिधानशास्त्राच्च ॥१४॥ 


[स्वेत्र | सब जगह कल्पसूतरों में [ प्रयोगात्‌ ] प्रयोग छे, [ सन्तिधानशास्त्रात्‌ | 
सस्निधिशास्त्र से (विरुद्ध अर्थ के, कल्पसूत्र स्वत:प्रमाण नहीं) । 


१. 'च' इत्ति नास्ति, सुबोधिनीवृत्ति । 


१३२ मीमांसा-दर्शन 


सन्निधिज्षास्त्र से तात्पय संहिद। व ब्राह्मणग्रन्य आदि हैं, जहाँ अनुष्ठेय 
कर्मों का मूलत: प्रतिपादन किया गया है। सूत्रार्थ को स्पष्ट करने के लिए मध्य 
में विरुद्धस्थ' पद का अध्याहार कर लेना चाहिए। सत्रपदों का अन्वय होगा-- 
“कल्पसूत्रेषु प्राय: सर्वत्र सस्निधानशास्त्रात्‌ विरुद्धार्थकस्य प्रयोगात्‌ कल्पसूताणां 
न स्वतः प्रामाण्यम्‌ ।” कस्पसत्रों में प्राय: ब्राह्मणग्रन्थ आददे के विरुद्ध अर्थ का 
प्रयोग --कथन किया गया है, अतः: उनका स्वतःप्रामाण्य अमान्य है. । आपस्तम्ब- 
सूत्र में बताया --'सर्वाणि हवींषि पर्यम्ति करोति” सब ह॒वि-द्रव्यों का पर्यग्निकरण 
होता है! परन्तु 'पुरोडाशं पर्य॑ग्नि करोति' इस प्रत्यक्षशत्रुति के वह विरुद्ध है; 
क्योंकि पर्यग्निकरण केवल पुरोडाश का शास्त्रसिद्ध है, अन्य हवि-द्वव्य का नहीं । 

अन्य उदाहरण दर्श और पौर्णमास इष्टि का है। दर्श-इष्टि का अनुष्ठान 
अमावास्या के दिन! किया जाना शास्त्रविहित है, इसी प्रकार पौर्णमास-इष्टि का 
पूर्णभासी के दिन। यदि उन दिनों में उक्त अनुष्ठान न किए जाएँ, तो उसके 
लिए प्रायह्िचित्त का विधान है। एकाघधिक वार अनुष्ठान का समय चूक जाने पर 
कभी उस ओर से उपेक्षा की भावना भी जागृत हो सकती है'# ऐसी स्थिति त 
आये, इस कारण कमेकाण्ड के व्यवस्थापक प्राचीन आचार्यों ने नियम किया कि 
दर्श-इष्टि का अनुष्ठान अमावास्याः को तथा पौर्ण मास-इष्टि का पूर्णमासी को होना 
ही चाहिए; अन्यथा व्यक्ति प्रायश्चित्तीय* हो जाता है। इससे अनुष्ठाता व्यक्ति 
के व्यवस्था में बँ धरे रहते की अधिक सम्भावना बनी रहती है। परन्तु कालान्तर 
में अनन्तरवर्ती आचायों ने इस व्यवस्था में ढील दे दी। काल-अतिक्रमण हो 
जाने पर प्रायद्चित्त भी न करना पड़े, और अनुष्ठान की प्रक्रिया भी किसी प्रकार 
चलती रहे, क्रिया का सर्वथा लोप त हो जाय, इस भावता से उन्होंने व्यवस्था 
की-- 

दर्ज (आमावास्य) इष्टि यदि किसी कारणवश अमावास्था के दिनन हो 
सके, तो अगली पूर्ण॑मासी से पहले, अर्थात्‌ शुक्लपक्ष की चतुर्दशी तक किसी भी 
दिन सुविघानुसार कर सकता है । इसी प्रकार पोर्णमास्येष्टि यदि निर्धारित समय 
पूर्णममासी के दिन किसी कारण सम्पन्त न हो सके, तो आगे आनेवाली अमाबास्या 
से पहले अर्थात्‌ ऋष्णपक्ष की चतुद्ंशी तक सुविधानुसार किसी भी दिन वह 
अनुष्ठान कर सकता है। 


१. पुरोडाआ तैथार हो जाने पर दाभ (दर्म घास) के तीन-चार लम्बे तिनकों 
क सिरों को भ्रज्वलित कर उन्हें हाथ में लेकर पुरोडाश की तीत प्रदक्षिणा 
करना, पुरोडाश का पं ग्निकरण है। 

२. द्रष्टव्य--तै ० सं० २।२२॥ मैत्रा० सं० २।१॥१०॥ काठक सं ० ९०१५॥ 

३. इस प्रकार की छूट था ढील देने के लिए द्रष्टव्य हैं--निदान सूत्र २ 
बोघा० श्रौ० सू ० २८१ २॥ गोमिल गुह्य सूत्र ६।१३॥ 


अथ प्रथमाध्याये तृतीय: पादः १३३ 


यह सब आलसी यजमानों पर याज्ञिक आचार्यों की अनुग्रह-भावना का 
स्वरूप है। ऐसा अनुग्रह निद्िचत ही कर्मानुष्ठान में अव्यवस्था का उत्पादक होता 
है। मीमांसासूत्रकार जैमिनि, सर्वप्रथम सूत्रों के वुत्तिकार उपवर्ष और भाष्यकार 
शबरस्वामी आदि प्राचीन आचार्य ज्षास्त्रनिर्देशानुसार कर्मानुष्ठान के लिए बल 
देते रहे हैं; उसमें कभी प्रमाद नहीं होना चाहिए। ऐसी शास्त्रीय व्यवस्था के 
प्रतिकूल जिन कल्पसूत्रकार आचार्यों ने कर्मानुष्ठान में कालातिपात की ढील दी 
है, उसका प्रामाण्य अस्वीकार्य है; यही निर्णय इस अधिकरण द्वारा किया गया 
है ॥१४॥ (इंतिं कल्पसूत्राणामस्व॒त: प्रासाष्याधिकरम्‌ --७) । 

िशाचारेषु सामान्यतः श्रुतिकल्पनाधिक रणम्‌, होलाकाधिकरणं 
वा--८] 

विभिन्‍न देक्षों में विभिन्‍्त आचारविषयक प्रामाण्य-अप्रामाण्य का विवेचन 
करने की भावना से सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का सूत्र कहा -- 


अनुमानव्यवस्थानात्‌ तत्संयुक्‍तं प्रमाणं स्थात्‌ ॥१५॥ 


[भनुमानव्यवस्थानात्‌ | अनुमान के व्यवस्थान से, आचार आदि के विषय 
में, [तत्संयुक्तम्‌ ] उस व्यवस्थान से संयुकत-संबद्ध जो आचार है, वह [ प्रमाणम्‌ ] 
प्रमाण | स्यात्‌ ] होता है, माना जाता है । 

स्मृति व अन्य आचार आदि के प्रामाष्य के लिए यह व्यवस्था कर दी गई 
है* कि समस्त प्रामाण्य श्रूति पर आधारित है। यदि स्मृति-प्रतिपादित किसी 
कम के लिए प्रत्यक्ष श्रुति उपलब्ध नहीं है, तो स्मृत्यनुकूल श्रुति का अनुमान कर 
लेना चाहिए । जित आधारों पर स्मृति-प्रतिपादत कर्म के प्रामाष्य के लिए श्रुति 
का अनुमान किया जाता है, उन्हीं आधारों पर विभिन्न आचारमूलक श्रुति के 
अनुमान से आचार के प्रामाण्य को स्वीकार किया जाना चाहिए। 

चालू पाद के प्रारम्भ से सूत्रकार ने स्मृति तथा श्रोत-गृह्म-धमंसूत्ररूप कल्प- 
सूत्रों के प्रामाण्य एवं अप्रामाण्य के विषय में विवेचन प्रस्तुत किया है, जो गत 
अधिकरण [१४ सूत्र ] तक पूरा हो जाता है। प्रस्तुत अधिकरण द्वारा विभिन्‍न 
देशाचार के विषय में विवेचन किया गया है। यह अधिकरण सूत्र २३ तक चला 
है। देशाचार देशभेद के साथ, एक ही आचार के विभित्त वर्गों द्वारा प्रशस्त व 
निन्दित माने जाने पर भी व्यवस्थित है । उदाहरण के लिए महिलाओं में पर्दा- 
१. “सामान्यश्रुतिकल्पनाधिकरम्‌' इत्येवः पाठ:। हलायुधक्ृत मीमांसासार- 

सर्वेस्व । 
'सामान्यश्रुतिकल्पनम्‌ ॥ अधि ० 5॥' सुबोधिनीवृत्ति । 
२. द्रेष्ठव्य--सूत्र १॥३॥२-३॥ 


इदेई मीमांसा-दर्शन 


प्रथा तथा नृत्य आदि विचार्य हैं। इस व्यवस्था पर विचार करने के लिए सूत्र 
[१॥३।४ | के अनुसार कारणों का निरीक्षण करना अपेक्षित होगा । उत्तर भारत 
में पर्दा-प्रथा के कारणों का अन्वेषण करने पर यह सम्भव है--खुले मूँह रहने पर 
प्रतिबन्ध, मुस्लिम शासनकाल में उनकी काप्ुकता व अपहरण आदि के भय से 
बचने के लिए लगाया गया हो। यही कारण खजले रूप में नृत्य के लिए कहा जा 
सकता है। राजस्थान में विवाह आदि अवसरों पर कुलीन महिलाओं द्वारा अन्य 
जनों के बीच नृत्य निन्दनीय नहीं माना जाता । ग्रुजरात का गर्बा नृत्य जानकार 
महिलाओं द्वारा किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक अवसरों पर निनन्‍्य नहीं माना 
जाता । 

देशाचार व सामाजिक प्रथा समय के अनुसार बदलते रहते हैं। आज के युग 
में महिलाओं का खुले मुँह रहना तथा कन्याओं द्वारा सांस्कृतिक-झ क्षिक मझ्च पर 
नृत्य निन्दनीय नहीं समझा जाता । अन्य अभिनस्थ कलाओं के समान नृत्य एक 
कला है, इसका आचरण अगप्रशस्य नहीं है; इतना अवश्य होना चाहिए कि इसमें 
अश्लीलता न आने पाये, तथा कला के बहाने से इसे अनाचार की सीमा तक न 
पहुँचाया जावे। विभिन्‍न देशाचार-परम्पराओं की खोज करने पर मूल में इनके 
आस्थावान्‌ आधारों का पता लगता है, जो इस तथ्य का अनुमान कराते हैं कि 
इनकी मूलभूत श्रूति की कल्पना में कोई बाधा नहीं मानी जानी चाहिए। तब 
इनका प्रामाण्य भी अन्य स्मृतियों के समान समभा जाय ॥ १५॥ 

आचार सूत्रकार ने पृर्वपक्ष समाधान करते हुए बताया-- 


अपषि वा सर्वधर्स: स्थात्‌ तन्‍न्यायत्वाद्‌ विधानस्य ॥१६॥ 


'अपि वा पद पृर्वपक्ष की व्यावृत्ति के द्योतक हैं। तात्पर्य है--उक्त विषय 
में यह वास्तविकता समभनी चाहिए । क्‍या ? [स्वधर्म:] वह देशाचार सबका 
धर्म [स्थात्‌ ] होता है ।[तन्न्यायत्वात्‌ ] उस विषय में उचित होने से | विधानस्थ है 
विधान के । 

होली-दिवाली आदि का मताना किसी देश्विशेष का आचार वहीं है, प्रत्युत 
समस्त देडा के उस पूरे समाज का धर्म है, जो इस विषय की मान्यता का समान 
रूप से अनुयायी है। इसको मनाने की प्रक्रिया में कहीं किसी देश में साधारण 
अवान्तर भेद का होना सम्भव है, वह देशविशेष का आचार है, उसके लिए बब्द- 
गूलकता की खोज व्यर्थ है। मुख्य आचार धर्म, वाउछतीय रूप में होली मनाना 
है, वह समस्त समाज का धर्म है, इसी रूप में इसकी श्रुतिमूलकता न्याय्य हे 
इसमें देशविशेष अथवा दिशाविशेष का कोई प्रतिबन्ध नहीं है । इस प्रकार के 
कआचार-सम्बन्धी छोटे-मोदे विभेदों की शब्दमूलकता को खोजना नितान्त व्यर्थ 


है ॥१६॥ 


अथ प्रथमाध्याये तृतीय: पादः १३५ 


पारिवारिक एवं वर्गीय लघु आचार किन्‍्हीं निमित्तविश्षेषों से किसी काल में 
प्रारम्भ हो गये, यह सम्भव है। उनके हेतु का अनुमान किया जा सकता है; इसी 
अर्थ को सूतरकार ने कहा -- 


दश्शनाद्‌ विनियोग: स्यात्‌ ॥ १आ। 


[दर्शनात्‌ | दर्शन से--दृष्ट हेतु से [ विनियोग:] विशेष नियम व व्यवस्था, 
ऐसे आचारों में [स्यात्‌ | होती है; तात्पय है--दृष्ट निमित्तों के आधार पर इन 
आचार-घर्मो की व्यवस्था समझ लेनी चाहिए। 

बालकों की एक, दो या तीन शिखाओं का रखाया जाना, यज्ञोपवीत अथवा 
धारण किये बस्त्रों का रंगविशेष होना, दण्ड व मेखला के उपादानतत्त्वों का 
विभेद होना--आदि आचार का निमित्त साक्षात्‌ जाना जाता है; इनके प्रारम्भ 
किये जाने का यही आधार रहा होगा | इस आचार-धर्म से यह बिना प्रइत व खोज- 
बीन किये--जान लिया जाता है कि अमुक बालक किस वर्ण अथवा किस परिवार- 
विशेष का है। इसी कारण स्मृतियों' में इनका विधान किया गया है । परन्तु होली 
आदि ऋतु-सम्बन्धी आचार के विषय में दिशा या देश-विशेष में होनेवाले विशेदों 
के लिए कोई ऐसे प्रत्यक्ष कारण नहीं देखे जाते, जिससे उनके मूल कारणों की खोज 
करना अपेक्षित हो, तथा उसके आधार पर उनके झब्दमूलक होने की कल्पना 
आवदयक हो ॥१७॥ 

ऐसे लघुवर्गीय आचार व धर्मों का पुर्णेरूप में व्यवस्थित किया जाना सम्भव 
नहीं; क्योंकि कोई ऐसे साधन हमारे पास या समाज के पास नहीं हैं, जिनसे इन्हें 
नियमित किया जा सके । इसी अर्थ॑ को सूत्रकार ने बताया-- 


लिज्लाभावाच्च नित्यस्य ॥१८॥ 


(लिज्ञाभावात्‌ | लिज्ञं-साधन के अभाव से [च] और [नित्यस्य | नित्य- 
नियमित व्यवस्था के लिए । 

होलाका आदि के देशिक आचार-सम्बन्धी विभेदों के नियमन व व्यवस्थापन 
के लिए कोई साधन उपलब्ध न होने के कारण इनकी व्यवस्था तथा उसकी दाब्द- 
मूलकता की कल्पना के लिए प्रयास व्यर्थ है। देश-काल के भेद से इन आचार- 
धर्मों में अवान्तर विभेदों का हो जाना स्वाभाविक है; उनको नियमित व समान 
रूप में नियन्त्रित करने का कोई भी प्रयास सदा असफल रहेगा। समाज-महानद 
का प्रवाह सदा निर्वाध चलता है। न केवल सामने की बाघाओं को, अपितु पाई्व- 
वर्त्ती तटीय बाधाओं को तोड़कर स्वच्छन्द बहता है। समय इसी बहाव को कुछ 
काल के लिए नियमित-जैसा कर देता है; कालान्तर में उसके लिए भी पहले-जैसी 


१. द्रष्टव्य--मनुस्मृति, अ० २, इलो० ३१--५०। 


१३६ मीमांसा-दर्शन 


अवस्था प्राप्त हो जाती है । कालक्रमानुसार आचार आदि विषयक सामाजिक 
ऋए्तियों का अनुक्रम सदा चला करता है; यही समाज-महानद का अनवरत प्रवाह 
है। जिन आचार-घर्मो का सूत्रकार इन सूत्रों में विवेचन प्रस्तुत कर रहा है, वह 
सब आज कहाँ है ? शिखा, सूत्र, मेखला, दण्ड आदि तथा इनके विशेष रंग, उपा- 
दानतत्त्व तथा नाप आदि किसी का भी आज नाम-निश्ञान नहीं है। यह इस तथ्य 
का सुपुष्ट प्रमाण है कि सूत्रकार समाज की वास्तविक स्थिति को किस चरम 
सीमा तक समभने की क्षमता रखता था । तभी उसने कहा --इस प्रकार के देशिक 
अवान्तर आचार-शर्मों को नियमित करने के प्रयास की उपेक्षा ही करनी चाहिए; 
क्योंकि उसके लिए किसी के पास कोई साधन नहीं हैं ।॥१८५॥ 
इसी तथ्य की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने बताया-- 


आउखूषा हि देशसंयोगात्‌ ॥१९॥ 

[आख्या ] नाम--संज्ञा (प्राच्य, प्रतीच्य, उदीच्य आदि) [हि] निश्चय से 
[देशसंयोगात्‌ | देश के सम्बन्ध से होते हैं। उनके आधार पर आचार की व्यवस्था 
नहीं होतो । 

किसी भी देश के केन्द्रस्थान की अपेक्षा से दिशाओं के आधार पर उस और 
के प्रदेश का नाम दिल्ला के वाम पर रख दिया जाता है। उस प्रदेश में निवास के 
सम्बन्ध से व्यक्ति का नाम भी प्राच्य, प्रतीच्य, उदीच्य, दाक्षिणात्य आदि कहा 
जाता है । यदि दाक्षिणात्य व्यक्ति उत्तर दिशा में जाकर रहता है, तो इतने से- 
दक्षिण देश के साथ सम्बन्ध त रहने पर भी वह अपने वर्गीय व पारिवारिक 
आचार का ही अनुष्ठान करता है, उदीच्य आचार का नहीं । ऐसे ही विभिन्‍न देशीय 
व्यक्तियों के विषय में समकना चाहिए। तात्पये है--देश के साथ व्यक्ति का 
सम्बन्ध न रहने पर भी देशाचार के बने रहने से आचार की व्यवस्था देश-सम्बन्ध 
पर आधारित नहीं है ॥१६॥। 

संज्ञा देश-सम्बन्ध के कारण है; इस आंशिक कथन को लक्ष्य कर शिष्य 
जिज्ञासा करता है--देशान्तर में चले जाने पर भी पूर्व-संज्ञा बनी रहती है, अत: 
देश-संयोग से संज्ञा (--आख्या) का होना युक्‍त प्रतीत नहीं होता । आचार्य ते 
शिष्य की जिज्ञासा को सूत्रित किया -- 


न स्पाद्‌ देशान्तरेष्विति चेत्‌ ? ॥२० 

[न] नहीं [स्पात्‌ ] होवे या रहे वह संज्ञा, [बेश्ञान्तरेष्‌ ] अन्य देश में चले 
जाने पर; यदि वह देशसंयोग के कारण हो । [इंति चेतू | ऐसा यदि कहा जाय, 
तो यह ठीक नहीं--- (इसका सम्बन्ध अगले सूत्र के साथ है) । 

दाक्षिणात्य, प्राच्य, उदीच्य आदि संज्ञा यदि देशविशेष के साथ संयोग के 


अध प्रथमाध्याये तृतीयः पाद: श्३७ 


कारण मानी जाती हैं, तो उस देश का संयोग न रहने पर, अर्थात्‌ देशान्तर में 
चले जाने पर बह संज्ञा नहीं रहनी चाहिए । परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता; मथुरा 
में निवास के कारण व्यक्षित 'माथुर' कहा जाता है; परन्तु मथुरा के साथ सम्बन्ध 
न रहने पर, अर्थात्‌ अन्यत्र चले जाने पर भी वह 'माथुर” कहा जाता है। अतः 
आसख्या (संज्ञा) देशसंयोग के कारण है, यह कथन अनैकान्तिक होने से संगत 
प्रतीत नहीं होता ॥२०॥ 

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


स्थाद्‌ योगार्या हि माथुरवत्‌ ॥२१॥ 


[स्पात्‌] होवे, या रहे; प्राच्य देश से बाहर गए हुए की भी प्राच्य आदि 
संज्ञा; क्योंकि यह [योगारया ] योग-संपोग-सम्बन्ध के कारण आख््या [हि| ही 
है, अथवा निरचय से है [माथुरबत्‌ ] माथुर संज्ञा के समान। 

किसी ग्राम, नगर या देश के सम्बन्ध से व्यक्ति व समाज का नाम पड़ जाने 
के अनेक निमित्त व परिस्थितियों का उल्लेख आचार्य पाणिनि ने अष्ठाध्यायी' 
अन्थ में किया है। उसके अनुसार मथुरा में जन्मा, रहा, रहने को उद्यत, रहता 
हुआ आदि किसी निमित्त के होने पर व्यक्ति के लिए “माथुर' पद का श्रयोग 
सर्वेधा उपयुक्त है। जिस व्यक्ति का मथुरा के साथ सम्बन्ध के लिए इनमें से 
कोई निमित्त न हो, वह माथुर नहीं कहा जायगा । उक्त निमित्तों के रहते, ऐसी 
संज्ञा में न काल का निबन्धन है, न देश का। परन्तु पारिवारिक व वर्गीय 
(सामाजिक) आजार परिवार व वर्ग से उपनिबद्ध हैं, देश से नहीं । किसी व्यक्ति 
व वर्ग का देश छूट जाने पर भी आचार-धर्म नहीं छूटता; वह उसी रूप में 
अनुष्ठित किया जाता रहता है। तात्पय है, किसी व्यक्ति आदि के माथुर, 
अथवा प्राच्य, प्रतीच्य, दाक्षिणात्य आदि संज्ञाओं के निमित्त भिन्‍न हैं, तथा 
आचार-धर्म के भिन्‍्न। आचार-पधर्म में देश-सम्बन्ध निमित्त नहीं होता, यही 
बताना अभीष्ट है। मथुरा छोड़कर भी माथुर नाम रहने से आचार-घधमं में कोई 
अन्तर नहीं आता ॥२१॥ 

प्रस्तुत अधिकरण में भाष्यकार शबर स्वामी ने कतिपय ऐसे आचार-घर्मो 
का उल्लेख किया है, जिनका प्रचलन किसी प्रदेशविश्वेष में देखा जाता है, सर्वेत्र 
नहीं । इनमें 'आद्वीनैबुक' आचार दाक्षिणात्यों का तथा 'उद्वृषभयज्ञ' उदीच्यों 
का बताया है। “आद्धी नैवुक' के विषय में आचार्यों का बहुत मतभेद है, जो 


१. इसके लिए द्रष्टव्य हैं--अष्टाध्यायी, अध्याय ४, पाद तृतीय के निम्नाँकित 
सूत्र--२५, ३६, ४१, ५२, ७४, ८३, ८५, ८६, ८६, ६०, ६५, १२० ॥ 
२. 'करअ्जादिपूजनात्मकम्‌--आह्लीनेश्रुकम. इति मोमांसाकोस्तुमे 


श्दे८ मीमांसा-दर्शन 


इस सनन्‍्देह को पुष्ट करता है कि यह प्रादेशिक आचार-धर्म , आचार्य जैमिनी के 


[१३१५] भट्टखण्डदेवः। स्वस्वकुलागत॑ करव्जार्कादिस्थावरदेवता- 
पूजनम्‌ - “आह्वीनेबुक' शब्देनोच्यत इति सोमांसान्यायमालाविस्तरेपत्नेव 
साधव: । गोमयमयों देवता दुर्वादिभिरम्यच््य ज्ञातित्वकल्पनम्‌--आह्वी- 
नेबुकम्‌' इत्येके । मद्भलवारे दधिमन्‍्थनम्‌, इत्यन्ये। प्रतिदिन तण्डुलमुष्टि 
भासमेक॑ भाण्डे निःक्षिप्य घतेन तेनापुपभेक कृत्वा देवतापूजनमित्यपरे, इति 
न्यायवात्तिकतात्पयंपरिशुद्धों (१११, पृष्ठ २६७तमे) उदयनः 
[यु०्मी०,मीमांसाशाबरभाष्य, पृ० २५४२; टिप्पणी--१] 

करज्ज (करंजवा--एक पेड़, जिसका विशेष प्रयोग विविध औषध 
बनाने में होता है) आदि की पूजा 'आह्लीनैबुक' है, यह भट्ट खण्डदेव ने 
[१॥३।१५ | सूत्र की व्याख्या पर मीमांसाकौस्तुभ में लिखा है। 

अपने कुलक्रमागत नियम के अनुसार करठझज व आक आदि स्थावर 
देवता का पूजन 'आह्लीनैबुक' है; यह आचाये माधव ने मीमांसान्याय- 
मालाबिस्तर में बताया है। 

न्यायवात्तिकतात्पयंपरिब्ुद्धि (१११, पृष्ठ २७६) में आचार्य 
उदयन ने लिखा है--गोबर से बनाई देवता-प्रतिमा की दूर्वा आदि से पूजा 
करके उसमें बन्धु-बान्धवभाव की कल्पना “आद्वीनैबुक' कम है, ऐसा कुछ 
लोग मानते हैं। दूसरे लोग कहते हैं--मंगलवार में दही का मथना 
(बिलोना ) “आह्लीनेबुक' है। अन्य व्यक्तियों का कहना है-- प्रतिदिन एक 
मुट्ठी जावल एक मास तक पात्र में डालकर अनन्तर घृत के सहयोग से उच्का 
पुआ (अपूप) बनाकर उससे देवता की पूजा करना 'आद्धीनैबुक' कर्म है। 

भाष्यकार ने यह कर्म दाक्षिणात्यों का बताया है। आजकल इसका 
अनुष्ठान दाक्षिणात्यों द्वारा होता है, या नहीं ? यदि होता है, तो किस रूप 
में ? --पह ज्ञातव्य है। दाक्षिणात्यों में आजकल एक अन्य आचार-धर्म 
प्रचलित है---'हल्दीकुं कुम' । यह आधुनिक नाम है। कब से चला, और 
पूर्वरूप क्या रहा ? कहना कठिन है । यह आचार केवल सधवा महिलाओं 
द्वारा प्रायः नवरात्र (आश्विनगत) में मनाया जाता है। अन्य अनेक ऐसे 
आचार-पर्म हैं, जो विशिष्ट वर्गों में मान्य हैं, सवेत्र नहीं । उन सबके विषय 
में प्रस्तुत विवेचन लागू होता है । 

भाष्यकार ने एक अन्य विशिष्ट देशाचार उदीच्य (उत्तर-देशवर्त्ती ) 
व्यक्तियों का बताया है---उद्वृषभयज्ञ' । मीमांसान्यायमालाविस्तर के 
उक्त प्रसंग में माधव ने लिखा है--ज्येष्ठमासस्थ पौर्णमास्यां बलीवर्दान- 
भ्यच्यं धावयन्ति, सोध्यमुद्वृषभयज्ञ इति ४” ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन 


अथ अ्रथमाध्याये तृतीय: पाद: १३६ 


काल में रहा होगा, या नहीं ? घदि रहा हो, तो कालानुसार उसमें परिवत्तंन 
होते रहे, जिसका मूलरूप आज सन्दग्घ अथवा अज्ञात है । अथवा, प्रदेशभेद व 
परिवारभेद से यह भेद रहा हो । फलत: उदाहरण कोई भी रहा हो, उप्र पृष्ठ- 
मूमि पर शिष्य जिज्ञासा करता है--देश आचार का निमित्त न हो, पर उसे 
आचार-कर्म का अद्भु क्‍यों न मात लिया जाय ? सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को 
सूत्रित किया-- 


कर्मधर्मो वा प्रवणवत्‌ ॥२२७ 


[कर्ंधमं:] कमं--देशाचार कर्म का धर्म--अज्भ रहे देश, [वा] अथवा, 
[प्रवणवत्‌ ] जैसे प्रवण--निम्नता--भूमि के ढलान को कर्म का अज्भ (धर्म) 
माने जाने के समान । 

आपस्तस्ब श्रौतसूत्र [5१५] में वाक्य है--'प्राचीनप्रव्णे वेश्वदेवेन 
यजेत”'---पूव की ओर ढलानवाले देश में “बेश्वदेव' नामक याग से यजन करे। 
जैसे यहाँ ढालू देश, कर्म का अद्भ है, इसी प्रकार आह्ीनैबुक कम प्राय: काली 
मिट्टीवाले देश में किये जाने से, वहां भी देश को कर्म का अद्भु माना जाना 
चाहिए । व्यवस्था दोनों के लिए समान होने से, देश को कर्म का नियामक मानने 
में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।।२२॥। 


बलों की पूजा करके उन्हें दौड़ाते हैं। यह आचार-धर्म कृषकसमरुदाय में 
रहा, यह ज्ञात होता है। नाम में 'यज्ञ| पद का प्रयोग विज्वेष ध्यान देने 
योग्य है। इससे प्रतीत होता है--ऐसे प्रादेशिक आचार-धर्मो को यज्ञ का 
मान्य स्तर प्राप्त रहा। यह आचार-घर्म भारत के पद्चिमोत्तर भाग में 
अब से चालीस-पचास वर्ष पहले उत्साहपूरवंक मनाया जाता रहा है । किसी 
प्रदेश में दिवाली के पीछे गोवर्द्धन-पुजा के बाद, तथा अन्यत्र विभिन्‍न 
पूर्णणासी अथवा अमावास्‍्या के दिन मताये जाने का श्रचलन रहा है। 
अब यह व्यवस्थित व सामूहिक रूप से नष्ट हो गया है। अब खेती में बैलों 
का स्थान ट्रैक्टर ने ले लिया है । जहाँ बेल रह गये हैं, वहाँ भी जीवन-निर्वाह्‌ 
की कमरतोड़ कठिनाइयों ने ऐसे मनोरणञ्जनपूर्ण आचारों की ओर रुचि 
निष्प्राण कर दी है। 

१. तुलता करें--मैत्रायणी संहिता, १।१०७; 'प्रवणे यष्टव्यम्‌'। चातुर्मास्य 
याग के प्रारस्मिक भाग में वैश्वदेव याग से यजन करने का 'प्रवण --छलाल- 
भूमि पर विधान ध्यात देने योग्य है। क्या इसका यह तात्पर्य रहा होगा 
कि यज्ञ-भूमि पर पानी न रुक सके ? भले ही यज्ञमण्डप आच्छादित रहता 


हो। 


१४० मीमांसा-दर्शन 


आचाय॑ सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 

तुल्यं तु कत्तुं धर्मेण ॥२३॥ 

[तुल्बम्‌ | तुल्प-समान है, देश श्यामादि कर्माज़जता, [तु] तो [कत्तुंधर्मेण ] 
कर्त्ता के श्यामादि धर्म के साथ। 

उक्त आचार-घर्मं के कर्त्ता-अनुष्ठाता पुरुष का वर्ण (रूप) यदि श्याम है, 
तो वह आचार-घर्म के अनुष्ठान में नियामक-व्यवस्थापक नहीं है। कर्त्ता श्याम 
न होकर गौर भी हो सकता है। इसी प्रकार देशगत इयामता को आचार-घर्म का 
व्यवस्थापक नहीं माना जा सकता। उक्त लाचार-धर्म पारिवारिक अथवा वर्गीय 
हैं। उस वर्ग के व्यक्ति यदि पीली मिट्टीवाले देश में रहते हैं, तो वहाँ भी वे उक्त 
आचार-धर्म का पालन करते हैं। यदि काली मिट्टीवाले देश में उक्त वर्ण से 
सिन्‍त वर्गवाले लोग रहते हैं, तो वे वहाँ भी उक्त आचार-धर्मों का पालन नहीं 
करते । अतः अनैकान्तिक (व्यभिचारी ) होने से देशविशेष, किन्हीं आचार-घर्मो 
के पालन में व्यवस्थापक हेतु नहीं माना जा सकता । 

गत सूत्र द्वारा उक्त मान्यता (आचार-धर्म की व्यवस्था में देश नियामक व 
व्यवस्थापक है) के लिए जो 'प्रवण” उदाहरण दिया, वह प्रस्तुत प्रसंग में असंगत 
है; क्योंकि प्रवण में वैश्वदेव यजन के लिए श्रुति का साक्षात्‌ निर्देश उपलब्ध है । 
आचार-धर्म के विषय में ऐसा कोई निर्देश उपलब्ध तहीं । अतः इस प्रसंग में 
उक्त उदाहरण का कोई सांगत्य नहीं ॥२३॥| (इति देशाचाराणां सामान्यतोष्नु- 
मसाताधिकरणम्‌, होलाकाधिकरणं वा--८) 

(साधुशब्दप्रयुकत्य'धिकरणम्‌--&) 

गत अधिकरण (६) में आयवर्भ द्वारा अव्यवहृत शब्दों के--स्लेच्छवर्गीय 
प्रसिद्ध-अर्थों का प्रामाण्य प्रतिप[दित कर दिया गया है। प्रस्तुत अधिकरण में 
शिष्ट एवं अश्िष्ट जनों द्वारा प्रयुक्त शब्दों के व्यवहाय॑-अव्यवहायें विषय पर 
विचार करना अभीष्ट है । इस सन्दर्भ में शिष्प जिज्ञासा करता है--पशुविशेष 
के लिए जैसे 'गो' पद का प्रयोग है, वेसे गाय, गावी, गोवी आदि का। क्‍या इन 
सबका प्रयोग समानरूप से व्यवहायग माना जाना चाहिए, अथवा नहीं ? आचार्य 
सूत्रकार ने प्रथम शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित किया-- 


प्रयोगोत्पत्त्यशास्त्रत्वाच्छब्देषु न व्यवस्था स्थात्‌ ॥२४॥ 
[प्रवोगोत्पत्यशास्त्रत्वात्‌ ] प्रयोग-उच्चरित शब्द की उत्पत्ति- अभिव्यक्ति 


३५ “स्ाघुपदप्मयोगनियमः । अधि० €' सुबोधिनीवृत्ति-पाठ। 


अथ प्रथमाध्याये तृतीयः पादः ४१ 


शास्त्र से बंधी नहीं है, अतः [शब्देषु ] शब्द-अ्योगों में [च] नहीं [व्यवस्था ] 
शास्त्र द्वारा नियन्त्रण [स्यात्‌ ] है। 

शब्द का उच्चारण अथ की अभिव्यक्ति के लिये किया जाता है, और यह 
सोकव्यवहार पर आधारित है। शास्त्र से यह बँधा हुआ नहीं है। जैसे गो शब्द 
के उच्चारण से जिस प्रकार के पशु का बोध होता है, वंसे ही गावी आदि पदों के 
उच्चारण से होता है। एक ही अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए अनेक पदों का प्रयोग 
देखा जाता है, जैसे--हाथ के लिए---हस्त:, कर:, पाणि:' इत्यादि। इस आघार 
पर यह मानने में कोई संकोच नहीं कि सब शब्द समान रूप से नित्य हैं, शब्दार्थ- 
सम्बन्ध का कोई कर्त्ता नहीं है, यह पू्वंकाल से व्यवस्थित है। यह कहना भी कोई 
महत्त्व नहीं रखता कि केवल 'गो' पद निर्बाध परम्परा से अर्थ को अभिव्यक्त 
करता है, अन्य 'गावी” आदि पद अपभ्रंश हैं । क्योंकि इन सभी पदों से एक ही 
अर्थ की अभिव्यक्ति समान रूप से होती है, फलत: प्रत्येक शब्द जो अभिमत 
बोध्य अर्थ को अभिव्यकतत करता है, वह प्रमाणभूत है, साधु है, व्यवहायं 
है ॥२४॥ 

आचार्य सूत्रकार जिज्ञासा का समाधान करता है-- 


शब्दे प्रयत्ननिष्पत्तेरपराधस्य भागित्वम्‌ ॥२५॥ 

[ज्षब्दे | “गावी' आदि असाधु दाब्द के विषय में, [ प्रयत्ननिष्फत्ते:] गो 
आदि साधु शब्दों के प्रयत्वपूवेक निष्पत्ति-उच्चारण किये जाने से [अपराघस्य ] 
'गावी' आदि असाधु उच्चारणरूप अपराध के [ भागित्वम्‌ ] भागी होना सम्भव है। 

साधु शब्दों के उच्चारण में मलाई और असाधु शब्दों के उच्चारण में बुराई 
समभी जाती है। लोकव्यवहार में साधु शब्दों का प्रयोग हो, असाधु का नहीं; 
इस निमित्त शब्द की साधुता को सीखने के लिए प्रयत्न अपेक्षित होता है। समाज 
का जो अंग इस विषय में प्रयत्नशील नहीं रहता, वह प्रशस्य नहीं समझा जाता । 
असाधु शब्द का प्रयोग ही एक अपराध के समान है। ऐसा व्यक्ति उस अपराध 
का भागी अवडय होता है । यह ठीक है कि अर्थाभिव्यक्ति में समर्थ शब्द व्यवहाय 
है, पर उसकी साधुता-असाधुता की ओर से उपेक्षा करना निनन्‍्दनीय है। 

सूत्र के 'प्रयत्ननिष्यत्ति' पदों को केवल इतने अर्थ में सीमित नहीं समभना 
चाहिए कि--वायु तामि से उठ के उर:स्थान में विस्तार पाता हुआ कष्ठ, मूर्डा, 
तालू आदि स्थानों में विचरता हुआ साथु शब्दों को अभिव्यक्त करता है। 


१. आत्मा बुद्धचा समेत्यार्थात्‌ सनो युडु क्ते विवक्षया। 

सनः  कायाग्निसाहल्ति सं. प्रेरयति सारुतल्‌ ॥ 

सारुतस्तुच्चरनू सन्द्र ततो जनयति स्वरम्‌ ॥ 
--बाल्यकाल में वर्णोच्चा रणशिक्षा से संस्मृत संदर्म । 


रबर मीमांसा-दर्शन 


क्योंकि ऐसा प्रयत्न तो असाधु शब्दों के उच्चारण में भी ऱमान रहता है। इस- 
लिये मुख्य रूप में यहाँ वह प्रयत्न अपेक्षित समता चाहिए, जिससे शब्द की 
साधुता-असाधुता को पहचानने में सहायता मिलती है, जिसके आधार पर 
प्रयोकता अर्थाभिव्यक्ति के लिए केवल साधु शब्द का प्रयोग करे, असाघु शब्द के 
प्रयोग से अपने-आपको बचा सके, जिससे अपराध का भागी न बनना पड़े । 

सूत्रकार के काल में “गावी' आदि पदों का प्रयोग रहा हो, इसमें सन्देह है। 
भाष्यकार दाबर स्वामी ने अपने समय के अनुसार इन पदों का उल्लेख किया है। 
यह अधिक सम्भव है, उस काल में अशिक्षित व्यक्ति 'गो' पद के विविध साधुरूपों 
के स्थात पर उन्हें विक्ृतरूप में बोलते रहे हों; उसी स्थिति को लक्ष्य कर सूत्र 
कार ने यह निर्देश किया--शब्द की साधुता-असाधुता को प्रयत्वपूर्वक (शिक्षा 
आदि द्वारा) जानो; तब साधु शब्द का प्रयोग करो; असाघु शब्द का प्रयोग न 
कर अपराध से बचो । इस विषय में केवल लोकव्यवहार पर आधारित न रहो। 
लोकव्यवहार शिश्लु-व्यवहार के समान है । शिश्यु द्वाया तुतली बोली में उच्चरित 
शब्द अर्थाभिव्यक्ति में समर्थ हैं, माता द्वारा उनको पूर्णरूप में समझना, इसका 
प्रमाण है; परच्तु वे सवंदा व्यवहाय नहीं; शिक्षित होने पर बालक उन्हें छोड़ देता 
है। शिशु-सुलभ असाभर्थ्य उसे अपराध से बचाये रखता है । पर सामर्थ्य होने पर 
प्रयत्न के प्रति आलस्थादिमूलक उपेक्षा से शब्द की साधुता को न जानना 
अपराध है ; सूत्रकार ने इस दिशा में प्रयोकता का ध्यान आकर्षित किया है ॥२५॥ 

यह जो कहा गया कि एक अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए अनेक पदों का 
प्रयोग देखा जाता है, उसी के समान गो-अर्थ के लिए गावी-गोणी आदि अनेक पदों 
का प्रयोग उचित है। इस विषय में सूजकार ने बताया-- 


अन्यायश्चानेकशब्दत्वम्‌ ॥२६॥ 


[अन्याय: ] न्याययुक्त नहीं है. [च] तथा यह, जो [अनेकशब्दत्वम्‌ ] 
अनेक शब्दों का होना, एक अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए कहा गया है। 

'गावी” आदि असाधु शब्द का प्रयोग होने पर श्रोता को शब्द की रामानता 
से गो' पद का स्मरण हो आता है, तब वह उस पद से बोध्य अर्थ को 
जान लेता है । तात्पयं है--असाधु शब्द में अर्थाभिव्यक्ति का सामथ्यं नहीं है । 
'गावी' असाधु पद के ध्वन्ि-साम्य से श्रोत्ा 'गो' पद का स्मरण कर बोध्य 
अर्थ को जान पाता है। इससे स्पष्ट है---अर्थाभिव्यक्ति का सामर्थ्य केवल साधु 
शब्द में है। इसी कारण प्रत्येक साधु-असाधु शब्द की अविच्छिन्त परम्परा अनादि 
काल से प्रवृत्त है, यह कहना असंगत है । यह परम्परा केवल साधु शब्द की है; 
असाधु शब्द उसका अपभंशमात्र है। ऐसी स्थिति में एक अर्थ की अभिव्यक्ति 
के लिए 'गावी, गोणी' आदि अनेक पदों के प्रयोग की मान्यता सर्वेथा अग्रा- 


अथ प्रथमाध्याये तृतीय: पादः १४३ 


माणिक है। 

एक अथे की अभिव्यक्ति के लिए अनेक साधु बब्दों के प्रयोग के विषय में 
यदि ध्यानपूर्बक गस्भीरता से विचार किया जाथ, तो स्पष्ट होगा कि प्रत्येक पद 
अपने विभिन्‍न प्रवृत्तिनिमित्त के आधार पर एक-दूसरे से सूक्ष्म भेद रखता है । 
जगत्‌ के उपादान-कारण के लिए शास्त्र में मुख्य रूप से दो पदों का समानरूप से 
प्रयोग होता है--प्रकृति और भ्रधान | परन्तु पहला पद जगत्‌ के निर्माण को 
आश्रय कर प्रवृत्त है; जबकि दूसरा--पहले के विपरीत जगत्‌ के धारण अथवा 
अन्तर्लय (प्रकर्षण धोयते अन्तर्लोयते सर्व जगत्‌ यस्मिन्‌ तत्‌ प्रधानम्‌) को लेकर 
प्रवृत्त हुआ है। साधारण व्यवहार में इस सूक्ष्मता की उपेक्षा से दोनों पदों का 
समान छप से प्रयोग होता रहता है। ये पद ऐसे हैं, जिनकी ध्वनि में कोई साम्य 
नहीं है। 

भाष्यकार ने इस प्रसंग में उदाहरण के लिए तीन शब्द दिये हैं--'हस्तः, 
कर:, पाणि:'। इन पदों का समान रूप से प्रयोग 'हाथ” के लिए होता है। परन्तु 
इनमें प्रत्येक पद का प्रवृत्तिनिमित्त भिन्‍न है, जो इनके अर्थगत सूक्ष्ममेद का 
नियामक है। 'हस्त' शब्द हिंसार्थंक 'हन्‌' धातु से निष्पन्‍्न होता है। इसमें किसी 
को चोट आदि पहुंचाना विशिष्ट अर्थ है। 'कर' झब्द 'कृ” धातु से निष्पन्न है, 
जिसका साधारण अर्थ 'करना' है। प्रत्येक कार्य हाथ द्वारा किया जाता है। 
"पाणि' णब्द स्तुति-अर्थवाले 'पण' धातु से निष्पन्न है। जब किसी की स्तुति 
करना अभीष्ट है, तब दोनों हाथ आपस में जूड़कर सामने आ जाते हैं । यह अर्थ 
प्रथम पद से अभिव्यक्त भावना के सर्वथा विपरीत है । साधारण प्रयोग में इन 
सूक्ष्मताओं की उपेक्षा रहती है। परन्तु नितान्‍्त उपेक्षा से इनका अन्यथा प्रयोग 
प्रशस्त नहीं माना जाता । साधारण व्यवहार में ऐसे पदों के प्रयोग को आभि- 
घानिक आचार्यों ने अभीष्ट माना है ॥२६॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--गो-गावी आदि साधु-असाघधु शब्दों की वास्त- 
विकता को कंसे' जाना जाय ? सूतरकार ने बताया--- 


तत्र तत्त्वमभियोगविशेषात्‌ स्यात्‌ ॥२७॥ 


[तत्र] वहाँ --गो, गावी आदि बब्दों के विषय में [तत्त्वम्‌ | तत्व को-- 
कौन साधु और कौन असाधु है, इस वास्तविकता को [अभियोगविश्वेषात्‌ | 
अयत्नविशेष से, जानना [स्यात्‌ ] होता है, अथवा प्रयत्नविशेष से जाना जाता 
है। 

कठिन से कठिन कार्य एवं ज्ञातव्य अर्थ विशेष प्रयत्न करने पर सुविधापूर्वक 
सम्पन्न एवं बोधगम्य हो जाते हैं । जो शिष्टजन प्रयत्नशील होकर अविच्छिन्त 
परम्परा से शब्दसमूह की रक्षा में संलग्त व तत्पर रहे हैं, वे जिस शब्द को साधु 


पृडड मीमांसा-दर्शन 


बतायें, वह निर्वाध रूप से साधु तथा ज्षेष असाधु एवं अपभ्रं् समझने चाहिएँ। 
इस प्रकार विस्तृत वाड्मय में प्रयुक्त शब्द साधु हैं; शिष्टजन-समुदाय ने उन्हें 
मान्यता दी है। फलतः “गो पद के अतिरिक्त 'गावी' ओदि पदों को अप्रंश 
माना जाता है ॥२णा 

श्षिष्य जिज्ञासा करता है--गो शब्द के समान 'गावी' शब्द से मी अर्थामि- 
व्यक्ति वही होती है, तव 'गावी' आदि पदों का भी अर्थ के साथ सम्बन्ध 
अनादि क्यों न माता जाय ? आचायें सूत्रकार ने समाधान किया--- 


तवशक्तिश्चानुरूपत्वात्‌ ॥२८॥ 


[तदशक्ति:--तत्‌-अशक्ति:] “गो” पद के उच्चारण में अशक्ति (कारण 
है--गावी आदि पदों के उद्भव का) [च] तथा, अथवा क्योंकि [ अनुरूपत्वात्‌ ] 
अनुरूप--समान होने से (गावी आदि पदों की ध्वनि 'गो' पद के समान होने के 
कारण) । 

कभी किसी ने अशिक्षित होने के कारण 'गो' पद के शुद्ध उच्चारण के 
असामर्थ्यं से उसके स्थान पर 'गावी” उच्चारण कर दिया; वैसे ही किसी सुनने- 
बाले ने उसका अनुकरण किया। धीरे-घीरे 'गो” पद के स्थान पर अशिक्षित जनों 
में इसी का चलन हो गया । इससे स्पष्ट होता है--“गो' पद पशु-विशेष (सास्ना 

आदि वाले गाय) के अर्थ में अनादि अविच्छिन्त परम्परा से प्रचलित है; 
कालान्तर में किन्हीं कारणवश अशक्‍त होने से अज्ञात व्यक्त द्वारा उच्चरित 
“गावी' पद अपश्रंद्ध है। ध्वनि में गो पद के अनुरूप-समान होना, उसके अपश्रंश 
होने का निशचायक है। उससे अभीष्ट पशु का बोध भी हो जाता है ॥२८॥ 

इसी आधार पर सूत्रकार ने बताया कि साधु शब्द के उच्चारण के समय 
विभक्ति आदि का व्यत्यय (विपयेय--उलट) हो जाने पर भी अभीष्ट अर्थ का 
बोध हो जाता है। सूत्र कहा-- 

एकदेशत्वाच्च विभक्तिव्यत्यये स्थात्‌ ॥ २ था 


[एकदेशत्वात्‌ | एकदेद् होने से (पद का), [च] और अथवा इसी प्रकार 
[विभक्तिव्यत्यये | विभक्ति आदि का विपयंय हो जाने पर (अभीष्ट अर्थ को 
प्रतीति) [स्थात्‌ | हो जाती है। 

सूत्र में 'विभक्ति” पद वचन व लिज्धु आदि का उपलक्षण हैं । साधु शब्द का 
इच्छापूर्नक प्रयोग करने के प्रयास में यदि कभी असावधानता या अन्य कारण से 
वक्ता द्वारा विभक्ति आदि का विपर्यय हो जाने पर श्रोता द्वारा--शब्द के एक- 
देश की विद्यमानता से---अर्थवोध में कोई असुविधा नहीं होती। किसी ने 
जगस्तुक से पुछा--कुत आगतो भवात्‌ ?? आप कहाँ से जा रहे हैं ? आगन्तुक 


अथ प्रथमाध्याये तृतीय: पाद: श्र 


ने उत्तर दिया---'अइ्सक रागच्छामि'। 'अरमक' देश का ताम है; यहाँ पञ्चमी 
विभक्ति--अश्मकेम्य:' का प्रयोग होना चाहिए था, पर वक्ता द्वारा किसी कारण 
तृतीया का प्रयोग हो गया । फिर भी श्रोता ने पद के एकदेश्न 'अश्मक' शब्द को 
सुनकर ठीक अर्थ समझ लिया-यह अश्मक देझ्लों से आया है । तात्पर्य है-- 
असाघु शब्द के एकदेश से साधु शब्द का श्रोता द्वारा स्मरण हो जाने पर ठोक अर्थ 
सम लिया जाता है । अर्थात्‌ अर्धबोधन-शक्ति केवल साधु दाब्द में है, असाधु 
झब्द का एकदेश-समानता के कारण साधु शब्द का स्मरणमात्र कराता है। 

इसी प्रकार 'गावी' आदि पदों से पर्दकदेश वर्ण (ग आदि) की समानता के 
कारण साधु 'गो' पद का स्मरण हो आने पर श्रोता गो-पदवाच्य विशिष्ट पशु का 
बोध कर लेता है। अतः अर्थबोधन-शक्ति केवल साथु पदों में मान्य है, असाधु पदों 
में नहीं । 

विचारणीय है, साधु-असाघु पदों के सम्बन्ध में ऐसा विवेचल उसी काल में 
सम्मव है, जब साधु शब्दों के स्थान पर असाधु--अपभश्रंश पदों के प्रयोग का प्रारं- 
भिक काल रहा है; वक्‍ता और श्रोता को साधु शब्दों की जानकारी भो हो । 
अन्यथा असाधु छाब्दअवण से साधु शब्द का स्मरण होना सम्भव न होगा। अतः 
कालात्तर में वृद्धव्यवहार द्वारा अपश्रंश पदों से अर्थवोध होना एवं उनमें अर्थबोध- 
शक्ति का अस्तित्व स्वीकार होना चाहिए। 

भाष्यकार शबर स्वामी के इस विवरण से उसके काल पर विशेष प्रकाश 
पड़ता है। भाष्यकार का वह समय सम्भव है, जब साधारण जनता की बोलचाल 
की भाषा संस्कृत अपने साधुरूप से धीरे-धीरे विकृत होकर असाधु--अपश्रंश पदों 
के रूप में विक्रृत होकर परिवतंन-पथ पर प्रवृत्त थी। बलातू यह भावना जागृत 
होती है कि ऐसा विवरण माष्यकार अपने काल का दे सकता है । यदि उस समय 
साधारण जनता की भाषा पूर्णरूप से विकृत होकर किसी प्राकृत व अपश्रंश के 
रूप में परिनिष्छित हो चुकी हो, तो भाष्पकार द्वारा उपर्युक्त बिवरण का दिया 
जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता । 

भाषा के सम्बन्ध में ऐसा काल महामारत-युद्ध के अनन्तर सौ वर्ष से दो सौ 
बे के अन्तराल में होना सम्भव है। इसमें थोड़ा-बहुत काल आगे-पीछे जोड़ा जा 
सकता है । इस काल का सर्वाधिक प्रारम्मिक काल वह है, जब पाणिनि ने भाषा 
के इस द्रुत॒गति विकार को समभकर तथा कालान्तर में मुलभाषा के नष्ट हो जाने 
के भय से संत्रस्त होकर घोर परिश्रमपूवंक तात्कालिक संस्कृत भाषा के पूर्ण एवं 
परिमाजित व्याकरण का निर्माण किया। उस समय भाषाविषयक विकार की 
द्रुतगति का इससे कुछ अनुमान किया जा सकता है कि पाणिनि के अनधिक काल 
के अनन्तर कात्यायन को उन पदों के साधुत्व के लिए प्रयास करना पड़ा, जो इन 
दोनों आचार्यों के अन्तराल-काल में विकृत होकर अथवा अन्य प्रकार से किन्‍्हीं 


१४६ मीमांसा-दर्शन 


विज्विष्ट अर्थों का बोध कराने में प्रयुक्त होने लगे थे। फलत: शबर स्वामी का 
काल महाभारतयुद्ध के अनन्तर दो सौ वर्ष के आस-पास माने जाने की सम्भावना 
की जा सकती है ॥२६॥ (इति साधुपदप्रयुकत्यधिकरणमू--६) 


(आकृत्यधिकरणान्तर्गंत- “लोकवेदशब्दतदर्थैक्या धि- 

करणम्‌-- १०) 

शिष्य जिज्ञासा करता है --साधु-असाधु शब्दों के विषय में जाना; परन्तु 
साधु शब्द 'गो' आदि जाति के वाचक हैं, या व्यक्ति के ? यह ज्ञातव्य 
है। इसपर भी अन्य ज्ञातव्य है-- क्या लौकिक-वैंदिक शब्द समान हैं, अथवा 
पृथक्‌-पृथक्‌ ? समान होने पर क्या इनका अर्थ भी समान है या भिन्‍न-भिन्‍न ? 
यह सब ज्ञातव्य है। प्रतीत होता है--लौकिक-वैदिक शब्द एक-दूसरे से भिन्‍न 
हैं, क्योंकि इनका कथन भिन्‍न नामों (लौकिक, वैदिक) से होता है। इनके 
स्वरूप में भी भेद है--वेद में “अग्नि' शब्द नियत स्वर-वर्णानुपूर्वी वाला है, 
लोक में वह स्वरादि से हीन बोला जाता है। अर्थों में भी भेद प्रतीत होता 
है । लोक में 'गो' पद सास्ना वाले पशुविशेष का बोधक है; परन्तु वैदिक वाड्मय 
में कहीं का वाक्य है--'उत्ताना वै देवगवा वहन्ति-देवों की गायें ऊपर को पर 
करके चलती हैं । इससे लोक, वेद में 'गो' पद के विभिन्‍न अर्थों का पता लगता 
है। अन्य भी--- दिवेभ्यो वनस्पते हवींषि हिरण्यपर्ण प्रदिवस्ते 'अर्थम्‌'--हे सोने के 
पत्तोंवाली वनस्पति ! देवों के लिए हवियों का वहन करो। यह सुनहरे पत्तोंवाली 
वनस्पति वेद में वर्णित है, लोक में नहीं । इसी प्रकार वेद में---एतद्‌ वे देव्यं सधु 
यब्‌ घृतम्‌” यही देवताओं का मधु -- शहद है, जो घृत है--घृत के लिए मधु शब्द 
का प्रयोग देखा जाता है। इससे ज्ञात होता है---वैदिक, लौकिक शब्द भिन्न हैं, 
उनके अर्थ भी भिन्न हैं; क्या यह ठीक है ? इन जिज्ञासाओं का समाधान अपेक्षित 
है। सूत्रकार ने समाधान किया-- 


प्रयोगच्ोदनाभावाद्‌ अर्थेकत्वम्‌ अविभागात्‌ ॥३०॥ 


[प्रयोगचोदनाभावात्‌ ] प्रयोग--कर्म की चोदना-विधि के उपपन्न होने से, 
लौकिक-बैंदिक शब्दों के [अर्थकत्वम्‌ ] अर्थों का एक-समान होना युक्‍त है, क्योंकि 
[अविभागात्‌ ] लौकिक, वैदिक शब्दों का विभाग न होने से । तात्पयं है--जो 
चैदिक शब्द हैं, वे ही लौकिक हैं उनके अर्थ भी समान हैं । 


१. 'लोकवेदयो: शब्दार्थक्यम्‌ । अधि० १० ।' इत्येव पाठ: । सुबोधिनी वृत्ति । 
२. शबरस्वामी ने भाष्य में दिया है; मूलग्रन्थ का पता नहीं। 
३. द्रष्टव्य--मै ० सं० ४१३॥७॥ तै० ब्रा०, ३।६।११२॥ 


अप प्रथमाध्याये तृतीयः पाद: १४७ 


प्रस्तुत सूत्र से जिज्ञासा के दो अंजों का समाधान किया गया । एक-- -लौकिक- 
वँदिक शब्द परस्पर भिन्न नहीं हैं; जो वैदिक शब्द हैं, वे ही लौकिक शब्द हैं; 
अर्थात्‌ लोक-वेद में समान शब्दों का ही प्रयोग होता है। दूसरा है--उन शब्दों 
के अर्थ लोक या वेद में भिन्‍न नहीं, अर्थ भी उभयत्र समान हैं। कारण यह है कि 
बेद में जिन छब्दों हरा और जिस अर्थ की अभिव्यतित के अभिप्राय से कर्मों का 
विधान किया गया है, लोक में उन्हीं शब्दों द्वारा वही अभिप्राय जाना जाता है; 
इन दोनों स्थितियों में लोक-वेदगत कोई भेद नहीं रहता। प्रतीत होता है, 
सूत्रकार द्वारा की गई यह व्यवस्था उस काल की सम्मव है, जब वेद-शब्दों" 
के आधार पर ही लोकव्यवहार संचालित रहा। उस काल में भेद प्रकट 
करने की भावना से यदि 'लौकिक' एवं 'वंदिक' पदों का प्रयोग हुआ हो; तो 
वह गौण ही समभना चाहिए। कालान्तर में वेदगत पदों के लिए “बैंदिक' और 
लोकव्यवहार में प्रयुक्त होनेवाले पदों के लिए 'लौकिक' पद का प्रयोग भेदमूलक 
मुख्य अथे में होता रहा, यह सम्भव है। 

अधिक समय बीतने पर लोकव्यवहार में प्रयुक्त होनेवाले पद-समूह में 
पर्याप्त परिवत्तंन का हो जाना स्वाभाविक था। व्यवहार की भाषा को संकुचित 
चौखटे में सीमित रखना बड़ा कठिन होता है; कठिन क्या, असम्भव-जैसा ही 
समभना चाहिए | इसी का परिणाम हुआ कि लौकिक भाषा जब मूल वेदगत पदों 
से छिटककर अपने लौकिक रूप में परिमाजित हो गई-- जिसका व्याकरण आदि 
हारा सुघटित कलेवर 'लोकिक संस्कृत” के नाम से आज भी सुरक्षित है--उस 
भाषा का आमूलचूल पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया हुआ मूद्धेत्य विद्वान्‌ भी वेद को सम- 
भने में लड़खड़ा जाता है। लौकिक शब्दों की जानकारी के आधार पर--उस 
समय से लेकर, जब वैदिक व लौकिक पदों में पर्याप्त अन्तर आ गया था, आज 
तक--वेदों का अर्थ करने के प्रयास में उनका अनर्थ ही होता रहा है। 

आज की प्रादेशिक प्राकृत भाषाएँ उसी लौकिक संस्कृत भाषा के अपअंश्रूप 
हैं जो अबसे लगभग पाँच सहस्न पूर्व विकृत होनी प्रारम्भ हो गई थी, और 
अपओंश, पाली, प्राकृत आदि अनेक धाराओं में प्रवाहित होती हुई वत्तंमान रूपों 
में उपलब्ध है। इन भ्रादेशिक श्राकृत भाषाओं में नैसर्गिक प्रवाह के साथ बहते हुए 
अनेक ऐसे पद हैं, जो सीधे वैदिक पदों से वत्तंमान रूप में आए हैं | इनके मध्यगत 
विकारों की नितान्त भी सम्भावना नहीं की जा सकती । उदाहरण के लिए यहाँ 

१. उक्त भावना को मनुस्मृति [ १२१] के इलोक द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत किया 
गया है-- 
सर्वेषां तु स नाप्तानि कर्माणि च पूथक्‌ पृथक्‌। 
वेदक्लब्देम्प एवादो पृथक्‍्संस्थाइच निर्मसे ॥ 


श्ड८ मीमांसा-दर्शन 


केबल एक पद प्रस्तुत है 'उखिया। ऋग्वेद में इस पद का अनेक विभक्ति व 
बचनों में प्रयोग उपलब्ध होता है । निघण्टु में यह गो-नामों में पठित है। यह पद 
साधारण गाय के लिए न होकर केवल उस गाय के लिए प्रयुक्त माना गया है, जो 
पहली बार ब्याई हो । लौकिक संस्कृत में इसके लिए 'गृष्टि'* पद का प्रयोग होता 
रहा है। हिन्दी में आजकल इसके लिए 'पहलोन' या 'पहलोठी' पदों का प्रयोग 
होता है। बजभाषा के पर्याप्त विस्तृत प्रदेश में इसके लिए 'ओसरिया' पद का 
प्रयोग है, जो सीधा वैदिक पद का अपश्रंश है। 

बेद का गम्मीर अध्ययन करनेवाले आधुनिक अनुसन्धाता का सुझाव है 
कि वेद में 'पुर/ शब्द का अर्थ नगर या ग्राम न होकर वह स्थान है, जहाँ खेत से 
अन्न (लांक) काटकर गाहने के लिए इकट्ठा किया जाता है; उसे पशु आदि हानि 
न पहुँचायें, उसके चारों ओर बाड़ (प्राय: कटीली भाड़ियों आदि की) कर दी 
जाती है। इसे आजकल लोकभाषा में 'खलिहान' कहा जाता है । परन्तु ब्जभाषा- 
प्रदेश में इसके लिए 'पैर' शब्द का प्रयोग होता है। यदि उक्त सुभाव ठीक हो, 
तो वह शब्द भी वेदिक 'पुर' शब्द का---तदर्थवाचक---सीधा अपभ्रंश माना जा 
सकता है। थे निर्देश इसी अभिप्राय से किये गये हैं कि वेदिक शब्द लौकिक 
बोलचाल में जाकर धीरे-धीरे किस प्रकार परिवत्तित होते रहे हैं। लौकिक-वै दिक 
शब्दों और उनके अर्थों के भेदाभेद-विचार के अवसर पर झब्दार्थबिषयक, इन 
परिस्थितियों को दृष्टि से ओमल नहीं करना चाहिए ।लोक और देद में शब्दों का 
अर्थभेद बताने के लिए जो उदाहरण दिये गये हैं, वे अभेद मान्यता की दशा में 
बिचारणीम हैं। उनमें पहला उदाहरण 'गो” पद का है --'उत्ताना वे वेबगवा 
चहन्ति'--देवों की गायें ऊपर को पैर करके चलती हैं। वेद में 'गो' पद का प्रयोग 
गाय पशुविशेष के अतिरिक्त अन्य अनेक अर्थों में हुआ है। प्रस्तुत प्रसंग में 'गो' 
पद का अर्थ है 'सूर्य-किरण', जो जहाँ से चलती हैं उघर को सिर और आगे की 
ओर पैरों की कल्पना की जाती है। इस अर्थ का लोक से कोई भेद नहीं है । पशु- 
विशेष एक अर्थ सर्वत्र अधिक प्रसिद्ध है; प्रसंगानुसार अन्य अर्थों में भी प्रयोग 
होता है। किसी कवि की उक्षित है-- 


यदीच्छसि चज्नोकत्तुं जगवेकेल कर्मणा। 
परापवादसस्थेभ्यों गां चरन्तों निवारय ॥ 

यहाँ इ्लेष से 'गो' पद का प्रयोग 'वाणी' अर्थ में हुआ है । इसी प्रकार राजा 

गां भुनक्ति” वाक्य में 'गो' पद पृथिवी अर्थ में प्रयुक्त है---राजा पुथिवी का भोग 


१. निघण्टू (२।११॥३) में यह गो-नामों में पठित है। 
२. द्रष्टव्य--पराणिनीय अष्टाध्यायी, २।१६५॥ 


अष श्रधमाध्याये तृतीय: पादः श्ड& 


करता है । 

ह्वितीय उदाहरण में 'हिरण्यपर्ण" पद को लेकर अर्थेभेद प्रकट किया है। 
वाक्य है--'देवेश्यो वनस्पते हवींवि हिरण्यपर्ण प्रदिवस्ते अथंम्‌' हे सोने के पत्तों- 
वाली वनस्पति ! देवों के लिए हृवियों का वहन करो। यह आलंकारिक वर्णन 
आहवनीय अग्नि का है। ऊपर को उभरने की समानता के आधार पर इसे 
व्वनस्पति' नाम दिया गया। जल, वायु आदि देवों को पहुंचाने के इसमें घृत, दुग्ध, 
दि, सामग्री आदि ह॒वि-द्रव्यों को आहुति दी जाती हैं। इसके सुनहरी पत्ते इसकी 
चमचमाती लपडें हैं। लोकव्यवहृत अर्थ से इसका कोई भेद नहीं है । 

तृतीय उदाहरण में घुत के लिए 'मधु' पद का प्रयोग दिखाकर अर्थभेद की 
आपत्ति प्रकट की है। वाक्य है--'एतद्‌ व॑ दैव्यं मधु यद्‌ घृतम्‌' ; यहाँ 'मघु' पद को 
घृत के पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त नहीं किया गया, प्रत्युत यह भाव प्रकट किया 
गया है कि देवों के लिए घुत ही मधु के समान मीठा, अनुकूल व प्रिय है। यज्ञिय 
अग्नि में आहुत घृत से देव अधिक प्रसन्न होते हैं। जल, वायु, ओषधि, वनस्प्रति 
आदि देवों को शुद्ध, पवित्र एवं अधिकाधिक जीवनी शक्तियों से सम्पन्न होने के 
लिए घृत सर्वश्रेष्ठ उपादान है। यही भाव उक्त वाक्य में है। इसीलिए वै.देक 
वाहूमय में 'आयुर्वे घृतम्‌' कहा गया है। इसका लोक-व्यवहार से कोई भेद या 
विरोध नहीं है ॥।३०। (कवि आकृत्यधिक रणान्तग त--लोकवेदशब्दतदर्धक्या - 
घिकरणम्‌--१०) 


(आकृत्यधिकरणम्‌-१ १) 


गत सूत्र के अवतरणिक्रारूप में पुवंपक्ष की भावना से तीन जिज्ञासा प्रस्तुत की 
गईं--( १) शब्द जाति का वाचक है, या व्यक्ति का ? (२) लौकिक व वैदिक 
शब्द एक (समान) ही हैं, अथवा भिन्‍न ? (३) अभेद होने पर क्या उन शब्दों 
के अर्थ मी अभिन्‍त हैं, या भिन्‍त ? इस बाह्य पूव॑पक्ष को प्रस्तुत कर गत सूत्र द्वारा 
संख्या २, ३ जिज्ञासा का समाधान किये जाने से वह उत्तरपक्षीय सूत्र है। 
आध्यकार ने प्रथम जिज्ञासा के समाघान के लिए इसी सूत्र को पूर्वपक्ष मानकर 
विचार प्रारम्भ किया । वह केवल सूत्र के प्रथम पद में सन्पिच्छेद के आधार पर 
किया गया। इस पुर्वावतरण के सन्दर्भ में जिज्ञासा है--गो' आदि साधु शब्द जाति 
के वाचक हैं, अथवा व्यक्ति के ? केवल 'गो' पद उच्चारण करने पर सामान्य गाय 
(जाति) मात्र का बोध होता है, पर जब “गो' पद के साथ “आनय' [लाओ] 
आदि क्रिया का सम्बन्ध होता है, तब व्यव्तिविशेष (किसी एक गाय) का बोध 
होता है । जिज्ञासा है--इनमें से कौन-सा ठीक है ? समस्त व्यवहार क्रियासस्वद्ध 
होने से यही ठीक होगा कि 'गो' आदि शब्द व्यक्ति के वाचक हैं, क्योंकि-- 


१५० मीमांसा-दर्शन 


प्रयोगचोदना5भावात्‌ अर्थैकत्वम्‌ अविभागात्‌ ॥३०॥ 


[प्रयोगचोदता-अभावात्‌ | कमेंविधि में आकृति--जाति के अभाव से 
[अर्थैकस्वम्‌ | शब्द का--एक व्यक्ति--अर्थ होना ठीक है, [अविभागात्‌ ] 
व्यक्ति से पृथक्‌ आक्ृति के न होने से । 

कर्मविषयक विधान है--त्रीहीन्‌ अवहस्ति'--धान कूटता है। यहाँ 'द्रीहि' 
पद से व्यक्षितरूप विशेष राधिका ग्रहण होता है, समस्त ब्रीहिमात्र का नहीं, 
क्योंकि अवधात (कूटना) अपेक्षित सीमित ब्रीहि का सम्भव है, यावल्मात्र ब्रीहि 
का नहीं । अत: शब्द का अर्थ व्यक्ति माना जाना चाहिए, जाति नहीं। विधान से 
अन्यत्र भी शब्द का आकृति अर्थ मातना युक्त न होगा; वयोंकि एक झब्द का 
अनेक अर्थ मानना अन्यास्य है। झब्द का आकृति अर्थ माने ब्रिना भी सामान्य 
गोमात्र का 'गो' पद से बोध होने में कोई बाधा नहीं है, यह बता देने पर कि 
ऐसी आकृति जिस पशु की हो, वह गो है। बरी र के ज्ञाता उस प्रकार के अवयव- 
संस्थान (अंगों के गठन) को देखकर--यह पशु गाय है--जान लेता है। जिस पशु 
को वह देखता है, और समभ लेता है यह 'गौ' है, वहाँ गौ व्यक्तिमात्र दृष्टिगोंचर 
होता है; वह आकृति (सींग, कान, मुख, सास्‍्ना, पूंछ, खुर आदि से युक्त अंगों 
का विशिष्ट गठत) व्यक्ति से अतिरिक्त कुछ नहीं। यह आकृति, सामान्य 
(जाति) का बोध कराती है, इस कारण उसे सामान्य का चिह्न (लिख ) कहा 
जा सकता है ।* जिसके पास दण्ड होता है, उसे 'इण्डी' कहते हैं। दण्डी व्यक्ति 
दण्ड नहीं; अर्थात्‌ दण्डी शब्द का प्रयोग दण्ड के लिए नहीं होता, दण्ड तो दण्डी. 
का चिह्नमात्र है; ऐसे हो 'आकृति' गोसामान्य का चिह्न है, गो” पद का अर्थ 
नहीं । अत: शब्द का अधथ॑ व्यक्ति मानता युक्त है, आक्रात नहीं ॥३०॥ 

व्यवित ही शब्द का अथ है, इसमें अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


अद्रव्यशब्दत्वात्‌ ॥ ३१४ 


[अज्धव्य्षाब्दव्वात्‌ | (शब्द का अर्थ आकृति--जाति मानने पर) द्रब्य-- 
व्यक्ति झ्ब्द का वाचक न होते से अन्वय सम्भव न होगा । 

यदि शब्द का अर्थ आकृति-जाति है, तो 'बड्‌ देया द्वादश देयादचतुविशति- 
देंया:' छह गाय दक्षिणा में दे, बारह दे, चौबीस दे, इत्यादे वाक्‍्यों में छह आदि 
संख्या का अन्वय आकृति या जाति के साथ सम्भव नहीं, क्योंकि आकृति या जाति 
समान है, एक है; उसका एकाधिक किसी संख्या के साथ अन्वय असम्भव है। 
२०३०-लहक स्किल अेसे+-+ा+++ने 

३. द्रष्टव्य--गोतमीय न्‍्यायसूत्र, तथा वात्स्थायनभाष्य | २।२।६८ ] पञ्चनदीय 
शुदशनाचायंक्ृत प्रसन्‍्तपदा टीका संस्करण । 


अथ ग्रथमाध्याये तृतीय: पाद: १५१ 


अत: व्यक्ति ही शब्द का अर्थ मानना चाहिए। व्यक्ति अनेक हैं, प्रत्येक संख्या के 
साथ उसका अस्वय सम्भव है ॥३१॥ 
इसी मान्यता की पुष्टि में अन्य हेतु प्रस्तुत किया -- 


अन्यरशेनाच्च ॥३२४ 


[अन्यवर्शनात्‌ ] अन्य के देखे जाने से [च] भी, व्यक्त शब्द का अर्थ है, 
जाति नहीं । 

वैदिक वाइसमय में वाक्य है--“यदि पशुरुषाकृत: पलायेत, अन्य तद्वर्ण तहय- 
समालभेत'-उपाक्ृत पशु यदि भाग जाय, तो उसी वर्ण और उसी आयुवाले अन्य 
पश्लुका आलभन (भूपबन्धन) करे। उपयुक्त अवसर पर मन्‍्त्रोच्चारणपूर्वक 
कुशा से पद्नु का स्पशं करना उसका “उपकरण” कहा जाता है। इस प्रकार उपा- 
कृत पञ्नु यूप में बाँधे जाने से पूर्व यदि भाग जाय, तो उसी वर्ण और उसी आयु- 
वाले अन्य पशु को उसके स्थान पर उपाकरण कर यज्ञ का झषेष कार्य सम्पन्न किया 
जाता है। प्रसंग में ज्ञातव्य यह है कि 'पशु' शब्द का अर्थ यदि जाति है, तो जाति 
का न तो भागना सम्भव है, और जाति के एक होने से न उसका 'अन्य' पद के 
साथ अन्वय सम्भव है। क्योंकि द्ब्द का अर्थ जाति होने पर यह कैसे कहा जायगा 
कि यह अन्य है, जबकि दोनों पशुओं की जाति एक है ? फलत: शब्द का अर्थ 
“व्यक्ति' माना जाना युक्त है; उसमें भाग जाना भी सम्भव है, और व्यक्तियों के 
परस्पर भिन्न होने से अन्य” पद के साथ “पशु” पद का अन्वय भी युक्तियुक्त 
है ॥३२॥ 

पूर्वपक्षरूप उक्त जिज्ञाता का आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया 


आक्ृतिस्तु कियाथंत्वात्‌ ॥३ ३॥। 


[आकइति:] आकृति, शब्द का वाच्य है, [तु] यह पद पूर्बपक्ष की निवृत्ति 
का द्योतक है, अर्थात्‌ व्यक्ति को शब्द का वाच्य नहीं माना जाना चाहिए। हेतु 
दिया |त्रियार्थैत्वात्‌] क्रियाप्रयोजन होने से । 

बैंदिक वाड्मय में वाक्य है 'श्येनचितं चिन्वीत" द्येन के समान, यज्िय 
स्थण्डिल (चबूतरा +- वेदि ) का चयन --ईंट आदे से निर्माण--करे। विचारणीय 
है--क्येन' पद का वाच्य व्यक्ति है, या आकृति ? निश्चित है--यहां द्येन पद 
'आहति' का वाचक है। व्यक्तिवादी को भी यहाँ ह्येन पद आकृतिवाचक मानना 
होगा। यदि ऐसा न माना जाय, तो उक्त वाक्य का कोई अर्थ ही सिद्ध न होगा। 
३. द्रष्टव्य--कात्यायत ख्रौतसूत्र, रशह। शा 
२. द्रष्टव्य - तै० सं०, ५४४१ १॥ 


श्श्र मीमांसा-दर्शन 


इसके विवेचन के लिए प्रइन उठता है--क्या इ्येन, चयनक्रिया के साथ करणरूप 
से अन्वित होगा, अथवा कर्मरूप से ? तात्पर्य है--श्येन चयनक्रिया का करण --- 
साधन है ? अथवा कमंक्रिया का विषय--लक्ष्य है ? पहला विकल्प अयुकत है, 
क्योंकि इयेन पक्षियों से चयनक्रिया का होना असम्भव है। ऐसा कथन उपहासमात्र 
होगा। इसके अतिरिक्त पाणिनीय'" व्यवस्था के अनुसार 'ब्येनचित्‌' पद की सिद्धि 
इयेन को कर्म कारक मानकर ही उपपन्न होती है। कर्म (इ्येन) उपपद होने पर 
नच्ि! धातु ये क्विप्‌ प्रत्यय होकर 'इ्येनचित्‌” पद सिद्ध होता है। 

यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है--जब 'श्येनचितं चिन्वीत' वाक्य सर्वप्रथम 
अर्थबोध के लिए उच्चारण किया गया, तब यदि इ्येन पद का अर्थ व्यक्ति समझा 
गया होता, तो वह व्यक्तिविशेष पक्षी तो कालान्तर में रहा नहीं; तब यह वाक्य 
निरथंक हो जायगा, उसके वाच्य अर्थ का अभाव हो जाने के कारण यदि 'र्येन' 
पद से हम अब भी उप्त पक्षी के समान अन्य पक्षियों का बोध कर सकते हैं, तो 
इसका तात्पय॑ है--अ्रथम उच्चारण में भी इस पद का अर्थ व्यक्ति नहीं था, प्रत्युत 
आकृति अर्थ अभिप्रेत रहा। उस पक्षी का--अन्य समस्त पक्षियों के साथ--- 
सादृश्य 'आक्ृति' पर ही आधारित है। 

इसी प्रकार “येनचित्‌' नामक स्थण्डिल (यज्ञवेदि) के चयन का अथे है-- 
डयेन आक्ृति की वेदि का निर्माण। यह निर्माण ईंट आदि उपादान-तत्त्वों से 
किया जाता है। यहाँ चयनक्रिया का कर्मे--श्येन' व्यक्ति नहीं है। उपादान- 
तत्वों से किसी श्येत व्यक्ति का निर्माण नहीं होता; प्रत्युत निर्माण इस प्रकार 
किया जाता है कि वहाँ वेदि, स्येन पक्षी की आकृति के रूप में अभिव्यक्त हो । 
जो वादी केवल व्यक्ति को शब्द का अर्थ कहता है, वेदि के निर्माण में क्या वह्‌ 
समस्त व्यक्तियों के सादृश्य का होना स्वीकार करेगा ? अथवा किसी एक व्यक्ति 
का ? एक जगह समस्त व्यक्तियों का सादृद्य सम्भव न होने से पहला पक्ष त्याज्य 
है। एक व्यक्ति का सादृश्य माने जाने पर उस व्यक्ति का अभाव हो जाने पर चयन- 
क्रिया के अनुष्ठान का ही लोप हो जायगा। जिस व्यक्ति का सादृश्य वैदिक 
वाक्य के तात्पर्य के अनुसार अभीष्ट है, वह व्यक्ति तो अब रहा नहीं, तब उसके 
सादृश्य को चयनक्रिया में कँसे उभारा जा सकेगा ? इसलिए यही मानना निरापद 
होगा कि शब्द का अर्थ 'आक्ृति' है, जो सामान्य रूप से समस्त (--अतीत, 
वत्तेमान, अनागत) व्यक्तियों में एक जातिविशेष को अभिलक्षित करती है, प्रकट 
करती है। 

वस्तुतः शब्द का अर्थ व्यक्ति और आक्षृति दोनों हैं। किसी भी एक अथे को 
मानकर व्यवहार का सामज्जस्य सम्भव नहीं । शब्दों या वाक्‍यों के प्रयोग एवं 


१. पाणिनिसूत्र 'कमंण्यर्न्याख्यायाम्‌' [३।२।६२ ]॥ 


अथ प्रथमाध्यावे तृतीय: पादः १५३ 


वक्ता के तात्पर्य से यह स्पष्ट हो जाता है---कहाँ झब्द का आअथे व्यक्ति अभिप्रेत 
है, कहाँ आकृति। एक अर्थ के कथन के अवसर पर दूसरा अर्थ केवल तिरोहित-- 
अप्रकट रहता है; ऐसा नहीं कि वह द्वाब्द का अर्थ ही न हो। शब्द का अर्थ वे 
सब हैं, आवश्यकतानुसार उभार में आते हैं। इसी आशय से न्यायसूत्र तथा 
वात्स्यायन-भाष्य आदि व्याख्या-गन्थों में “व्यक्ति, आकृति, जाति! सभी को शब्द 
का वाच्य माना है ।' आचार्य पतज्जलि ने भी व्याकरण-महाभाष्य में इस विषय 
का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है? ॥३३॥ 

गत ३०-३२ सूत्रों द्वारा --शब्द का वाक्य आकृति मानने में--..जो न्यूनता 
व दोष बताये हैं, सूत्रकार उनके समाधान के लिए प्रथम उनका ह्शरण कराता 
अप 

न क्रिया स्यादिति चेदर्थान्तरे विधान न द्रव्यमिति चेत्‌ ॥३४॥ 


इस सूत्र के तीन भाग हैं--(१) "न क्रिया स्थादिति चेत्‌'; “न स्थादिति 
चेत्‌” का सम्बन्ध दूसरे वाक्य के साथ भी है, तब दूसरा वाक्य बतता हैं--- 
(२) 'अर्थान्तरे विधान न स्थादिति चेत्‌'; तीसरा वाक्य है--- ( ३) 'त द्रव्यभिति 
चेत्‌ । यथाक्रम इनका अर्थ इस प्रकार है-- 

१. यदि शब्द का अर्थ आक्ृति' माना जाता है, तो 'ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति' आदि 
वाक्यों द्वारा विहित प्रोक्षणक्रिया न होगी। ऐसा यदि कहो, तो (बह ठीक नहीं; 
यह अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है) | (इसका विवरण सूत्र ३० में देखे )। 

२. अर्थान्तर--द्रव्यान्तर में विधात न होगा, ऐसा यदि कहो, तो--(वह्‌ 
ठोक नहीं; अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है) । इसका विस्तृत विवरण सूत्र ३२ में 
देखें । 

३. नहीं जाने जायेंगे, गो आदि द्रव्य षट्‌ आदि संख्याओं से युक्त, ऐसा 
यदि कहो, तो (वह ठीक नहीं, जागे के सूत्र से सम्बन्ध है।) इसका विवरण 


१. न्‍्यायसूत्र २२।६५--“व्यक्त्याकृतिजातयस्त पदार्थ: ॥/ अत्रेव वात्स्यायन- 
आध्यम्‌--/तु शब्दों विशेषणार्थ:। कि विशविष्यते ? भ्रधानाड़भावस्थानियमेन 
पदार्थेत्वसिति | यदा हि भेदविवक्षा क्लिषग्रतिदच, तदा व्यक्षितः प्रधानस्‌, 
अज्जून्तु जात्पयाकृती । यदा तु भेदोडवियक्षितः सामान्यगतिकच, तदा जातिः 
भ्रधानस्‌, अज्जन्तु व्यक्त्याकृती। तवेतद्बहुल प्रयोगेषु ।” (यदा पुन्रः प्रथम 
जातिपरिचयोःपेक्ष्यते तदा प्रधानमारकृतिः, अद्भन्तु व्यक्तिजाती, उ० बो० 
ज्ञा०) ६ 

२. द्रष्टव्य--सखूपाणामेकश्रेष एकविभक्तौ' [अष्टा० श२।६४] सूत्र पर 
पातञजल महाभाष्य । 


रैश४ मीमांसा-दर्शन 


सूत्र ३१ के भाष्य में देखें । 

इसके अनुसार सम्पुट्ित सूत्रार्थ निम्न प्रकार होगा -- 

आक्ृति को झाब्द का अर्थ मानने पर प्रोक्षण (मिगोता) , अवहनन (कूटना) 
आदि क्रिया न होंगी; अर्थान्तर में--प्रथम उपाकृत्त पशु से अन्य पशु में विधान 
न होगा; तथा गो आदि द्रव्य में छह, बारह आदि संख्याओं का अन्वय न होगा; 
ऐसा यदि कहो, तो वह ठीक नहीं। सूत्र में 'चेत्‌” पद के सहयोग से अपेक्षित 
“न' पद का अध्याहार कर सूत्रार्थ सम्पन्न होता है ॥३४॥ 

उक्त कठन ठीक न होने का कारण सूनकार ने बताया-- 

तदर्थत्वात्‌ प्रयोगस्थाविभाग: ॥३५॥ 

[तद्‌-अर्थत्वात्‌ | शब्द के आक्रृति अर्थवाला होने से [प्रयोगस्य ] प्रयोग -- 
प्रोक्षण आदि कर्म के अनुष्ठान में [अ-विभाग:] कोई बाधा नहीं आती । 

शब्द का “आकृति' अर्थ मानते पर प्रोक्षण आदि कर्म के अनुष्ठान में कोई 
बाधा नहीं आती । कारण है--आकृति यज्ञिय द्रव्य को विशेषित करती है, 
निर्धारित व सीमित करती है। तात्पर्य है--'ब्रीहि' पद उच्चारण होने पर तत्काल 
जो अर्थ अभिव्यक्त होता है, वह 'ब्रीहि' बनावट है, अवयवसंस्थानविश्लेष -- 
द्रव्यावयबों का एक विशेष संघटन; ऐसा संघटन, जो अन्य किसी द्रव्य में 
उपलब्ध नहीं, सम्भव नहीं, उसी बनावट का नाम “आकृति' है। यही आकृति 
ब्रीहि द्रव्य को अन्य समस्त द्वव्यों से विशेषित करती है, भिन्न करती है। यदि 
“ब्रीहि' पद का उच्चारण करते हो वह आकृति न उभरे, वो ब्रीहि द्रव्य (व्यक्ति) 
का बोध होना असम्भव है। यह ठीक है कि प्रोक्षण उस आकृति या बनावट का 
नहीं होता, द्रव्य का होता है; पर उस द्रव्य का निर्धारण आक्ृति-ज्ञान के बिना 
सम्भव नहीं; अतः "ब्रीहीन्‌ प्रोक्षत्र' आदि वाक्‍्यों में आकृति-वाचक ब्रीहि आदि 
पदों को आक्ृति के आश्रयभूत द्रव्य का उपलक्षण समझना चाहिए । इससे शब्द 
का अर्थ आकृति मानने पर भी कर्म--क्रियानुष्ठान में कोई बाघा नहीं जाती । 

इसी श्रकार “उपाकृतः पशुः पलायेत” इत्यादि वाक्य में 'पशञ्चु' पद आकृति- 
वाचक माने जाने के कारण ही समान वर्ण, समान आयुवाले अन्य द्रव्य--पद्मु का 
निर्धारण किया जाना सम्भव है। 

“बड्‌ गाबो देया:' इत्यादि वाक्‍्यों में भी आकृति-वाचक 'गो' पद आकृति 
के आश्रयभृत द्रव्य का उपलक्षण होने से संख्या के अन्वय में कोई बाघा नहीं है । 

वस्तुतः शब्द के 'आकृति-जाति-व्यक्ति” तीनों अर्थ अभीष्ट हैं, परन्तु 
शब्दोच्चारण होने पर--प्रसंग आदि निर्मित्तान्तर-सापेक्ष--जों अर्थ अभिव्यक्त 
होता है, उसी से व्यवहार सम्पन्न किया जाता है; अन्य अर्य॑ तिरोहित रहते हैं। 
ऐसा नहीं कि वे शब्द के अर्थ व हों। व्यवहाय एक अर्थ की अश्भिव्यक्ति में अन्य 


अथ प्रथमाध्याये तृतीयः पादः १५५ 


अर्थ का भाश्रय लेकर विवाद खड़ा करना “छल"-प्रयोग की कोटि में आ जाता है। 
शास्त्रीय चर्चा में इससे बचना ही श्रेयस्कर है। पर शिष्य-शिक्षण के लिए सहज 
मानकर आचार इसे यथावसर प्रस्तुत करते रहते हैं ॥३५॥ 

इति जैमिनोयमोमांसाद्शनविद्योदयभाष्ये 

प्रथमाध्यायस्य स्मृतिपादाभिधस्तृतीयः पादः । 


अथ प्रथमाध्याये चतुर्थ: पाद: 


(उद्ड्रिदादिशब्दानां यागनामधेयता$धिकरणम्‌; उडज्ड्िदधिकरण 
वा--१) 


विधिवाक्यों का प्रामाष्य अपूर्व अर्थ के विधान से, अर्थवाद-वाक्यों का 
प्रामाण्य विधिवाब्यों के स्तुतिपरक होने से तथा मन्त्र का प्रामाण्य अनुष्ठेय अर्थ 
के प्रकाशक होने से गत अधिकरणों द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस पृष्ठभूमि 
में शिष्य जिज्ञासा करता है--'उद्धिदा यजेत, बलभिदा यजेत, अभिजिता यजेत, 
विश्वजिता यजेत' इत्यादि वैदिक वाइमयगत वाक्‍यों को क्या विधिवाक्य अर्थात्‌ 
अपूर्व अर्थ का विधायक वाक्य माना जाय ? अथवा इन्हें गुणविधि--अर्थात्‌ अन्य 
प्रकृतयाग में गुणविशेष का निर्देश करनेवाला माना जाय ? इनमें प्रथम सिद्धान्त- 
पक्ष है, दूसरा पूर्वपक्ष है । जिज्ञासा के पूर्ण समाधान के लिए सूत्रकार ने प्रथम 
पूर्वपक्ष को प्रस्तुत किया-- 


उक्त समास्नायेदम्थ्यें तस्मात्‌ सर्व तदर्थे स्थात्‌ ॥१॥ 


[उक्तम्‌ ] कह दिया है [समास्नायदमर्थ्यंम्‌ ] समाम्तनाय--वेद का यह कर्म 
प्रयोजन होना, [तस्मात्‌] इसलिये [सर्वम्‌] समस्त वेद [तदर्थम्‌ ] कर्म के 
लिए अर्थात्‌ विधि, स्तुति, अनुष्ठेय अर्थ के प्रकाशन के लिए [स्थात्‌ ] होता 
चाहिए । 

मीमांसा प्रथम अध्याय के दूसरे पाद में समस्त वेद का प्रयोजव याग का 
निष्पन्न किया जाना बताया है। वह विधि, स्तुति, अनुष्ठेय अर्थ का प्रकाशन, 
इन तीन विधाओं में माना गया है । वेद का एक भाग विधिरूप है, जैसे--'सोमेन 
यजेत' यह अपूर्व अर्थात्‌ पहले से अविंदित अर्थ का ज्ञान कराता है। यहाँ 'सोम' 
नामक याग तथा यागसाघन सोमद्रव्य, दोनों किसी अन्य प्रकार से ज्ञात नहीं 
हैं; अतः इस वाक्य से सोमद्रव्य-सहित याग का विधान आचार्यों ने स्वीकार 
किया है--'सोमद्रव्यवता यागेन इष्टं भावयेत्‌ः--सोमद्रव्य से सम्पन्त होनेवाले 
सोमयाग से अभिलषित की भावना करे। 


अधथ प्रथमाध्याये चतुर्थ: पादः १५७ 


वेद का दूसरा भाग अथेवादरूप है । यह अनुष्ठेय विधि की स्तुति द्वारा 
उसमें रुचि उत्पन्न करता है । जैसे--वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता' वाग्रु अतिश्षीक्ष गति- 
वाला देवता है। तीसरा मन्त्रभाग वह है, जो कर्मातुष्ठान-काल में विहित अर्थ को 
प्रकाशित करता है, जैसे --'वहिदेवसदनं दामि'--देवसदन बह (कुश, घास) को 
काटता हूँ । काटने की क्रिया करते समय यह मन्त्र बोला जाता है। “उद्धिदा 
बजेत' इत्यादि वाक्य भी इन्हीं तीन विघाओं में से किसी में बर्ताहित होने 
च्ाहिएँ। 
विचार करने पर जाना जाता है, ये वाक्य अर्थवाद के अन्तर्गत नहीं आते, 
क्योंकि अर्थवाद के प्रयोजन को पूरा' नहीं करते । अर्थंवाद किसी विधिवाक्य के 
शेष (>>अज्ञ ) होते हैं। उज्लिदादि वाक्य किसी अन्य विधि के शेष नहीं हैं। 
इनका अस्तर्भाव मन्‍्त्रभाग में भी नहीं हो सकता; क्‍योंकि किसी क्रिया के प्रयोग- 
काल में उसके अर्थ का प्रकाशन ये वाक्य नहीं करते । तब परिशेष से इन्हें ग्रुण- 
विधि मानना चाहिए । गुणविधि क्या है ? इसे समझ लेना उपयुक्त होगा। 
गुण का विधान करनेवाला वाक्य “गुणविधि' कहा जाता है। जहाँ याग 
आदि कम अन्य प्रकार--किसी विधिवाक्य अथवा प्रकरण आदि द्वारा--प्राप्त 
है, उस याग के उद्देश्य से जिस वाक्य द्वारा-किसी विशेष "गुण-साधन द्रव्य आदि 
का--विधान किया जाय, ऐसा वाक्य “गुणविधि” कहता है, जैसे--.'अग्निहोत्र 
जुहयात्‌ स्वरगंकाम:” वाक्य से विहित अग्निहोत्र होम-कमं प्राप्त है । उसी होम- 
कर्म को लक्ष्य कर कहा गया--दछ्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌'-इन्द्रियों की दृढ़ता 
ब सुल्थिरता की कामनावाले व्यक्ति का वह होम-कर्म दही से करे । यहाँ 
प्रकारास्तर से प्राप्त होम-कर्म में उसके साधनभूत दधिद्रन्यरूप गुणविश्वेष का 
विधान प्रस्तुत वाक्य द्वारा किये जाने से यह “गुणविधि' है। 
इसी प्रकार “उद्द्धिदा यजेत' इत्यादि वाक्य ताण्डय ब्राह्मण में पठित हैं। 
सोमयागों के ज्योतिष्टोम-प्रसंग में इनका निर्देश है। ज्योतिष्टोम भ्रक्ृतिभूत 
थाग प्रकारान्तर से प्राप्त है। उक्त वाक्य उसके साधनभूत उद्दिद्‌ आदि 
१. “गुण! पद विभिन्‍न शास्त्रों में नितान्त पारिभाषिक है। व्याकरणझास्त्र में 
'अ, ए, ओ' ये तीन वर्ण गुण हैं। न्‍्याय-वेशेषिक दर्शन में 'गन्ध, रस, रूप, 
स्पर्श, शब्द! आदि चौबीस गुण हैं। राजनीतिशाास्त्र में 'सन्धि, विग्रह, 
यात, आसन, संश्रय, दे धीभाव' ये छह गुण कहे जाते हैं। घर्मशास्त्र में दया, 
क्षमा, चैय॑, वदान्‍्यता आदि गुण माने जाते हैं। मीमांसाशास्त्र में प्रसंगागत 
'गुण' पद का ऐसा कोई अर्थ अभीष्ट नहीं है। यहाँ केवल कमं-सम्पादन 
के लिए निदिष्ट साधनभूत द्रव्यविशेष “गुण' पद से कह्टे गये हैं। 
३ ताण्ड्य ब्रा०, १६।७।३॥ 


श्भ््ष मीमांसा-दर्शन 


द्रव्यों का गुणविशेष के रूप में विधान करते हैं। इस प्रकार इन वाकयों को गुण- 
विधि के अन्तर्गत मानता चाहिए। 'उद्धिद” पद का तात्पर्य है--भूमि को 
फाड़कर उगनेवाले लता-ओषधि-वनस्पति आदि द्रव्य, जो याग के साधन 
हैं ॥ १॥ 

उक्त विवेचन के अनुसार “उसच्ध्धिदा यजेत' इत्यादि वाक्यों में गुणविधि 
मानना प्राप्त होने पर सूत्रकार ने सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया--- 


अपि बा नाम्रधेय॑ स्याद्‌ यहुंत्पत्तावपूर्वभविधायकत्वात्‌ ॥२॥ 


[अपि वा | पद पूव॑पक्ष की व्यावृत्ति के द्योतक हैं--उक्त वाक्‍यों में गुण- 
विधि मानना युक्त नहीं । तब क्या युक्‍त है ? - नामघे यम्‌ ] नामघेस मानना 
युक्त [स्यात्‌ ] है; उब्भिद्‌ आदि पद कर्म के नाम हैं। [यद्‌-उत्पत्ती] जिसकी 
उत्पत्ति में, जिसके निद्देद में | अपुर्वम्‌] अपूर्व--पहले से अविदित कर्म का विघान 
होता है। उद्ध्िद्‌ आदि पद यागविशेष के नाम हैं, ऐसी सम्भावित स्थिति में 
इन पदों के [अविधायकत्वात्‌ |] गुण का विधायक न होने से । 

यह प्रथम स्पष्ट कर दिया गया है--गुणविधि वहाँ स्वीकार्य है, जहाँ मुख्य 
कर्म प्रकारान्तर -अन्य विधिवाक्य आदि के हारा प्राप्त है, जेसे--अग्निहोत्र 
होम “अग्निहोत्र जुहुयात्‌ स्वर्गकाम:” वचन से विधान किया हुआ प्रथम प्राप्त 
है । उसी होम के उद्देश्य से इन्द्रिय-कामनावाले पुरुष का 'दघध्ता इन्द्रियकामस्य 
जुहुयात्‌*--दही द्रव्य से होम किया जाय,-- इस बचत में दि द्रव्य का विधान 
शुणविधि है। इसके विपरीत प्रस्तुत प्रसंग में 'उद्धिदु' आंदि पदों से जो अर्थ 
जाना जाता है, वह अन्य किसी वचन के द्वारा पहले से अविदित है, अर्थात्‌ अन्य 
किसी विधिवाक्य आदि से उसका विधान नहीं हुआ है, अतः इन' वाक्‍यों को 
गुणविधि मानना जन्याय्य होगा। 

यदि इन बाकयों को गुणविधि माना जाता है, तो इसमें बैय्यघिकरण्य 
दोष मी है। उस दक्षा में 'उद्धूदू' पद यागविशेष का नाम न होकर प्रकारान्तर 
से प्राप्त याग में उसके साधनभूत उद्धिदु-द्रव्य के विधान-रूप से गुण का 
विधायक होगा । ऐसी स्थिति में “3द््धिदा बजेत” वाक्य के 'उद्धिदू' पद में मतुबर्थ 
की कल्पता करनी होगी--/उद्धिढ्वता यागेन इष्टं भावयेत्‌'--उद्धिद्‌ साधन- 
सामग्रीवाले याग से अभीष्ट प्राप्ति की कामना करे। “उद्धिद्‌' पद का 'बजेत' 
के साथ अन्वय करने के लिए वहाँ लक्षणा द्वारा भतुबर्थ की कल्पना करना 


१. 'उद्धिदा यजेत' इत्यादि वाक्‍्यों को गुणविधि मानने पर जिद द्रव्य का 
याग के साथ सीधा साम्रानाधिकरण्य सम्पत्न न होने की दशा में 'उच्छिदू' 
पद का अर्थ 'उद्धिद्‌ द्रच्यवान्‌ याग! ऐसा करना होगा । जहाँ शब्द के साथ 


अथ प्रथमाध्याये चतुर्थ: पाद: श्श्६ 


वैय्यधिकरण्य दोष है। जब कोई पद अन्वित अर्थ का बोध कराने में पूर्ण 
समर्थे है, तब वहाँ व्यर्थे लक्षणामूलक कल्पना करना संगत नहीं माना जाता। 

“उच्हिद्‌ु' आदि पद यागविशेष का नाम माने जाने पर ऐसा कोई दोष 
सामने नहीं आता । 'उद्धिदा यजेत' वाक्य में 'यजेत' पद का अर्थ है--'यागेन 
इष्टं भावयेत्‌'; यहाँ 'याग” करण है और 'उस््धिदा' आदि पद भी तृतीया विभक्ति 
के साथ निर्देश से करण हैं। इस प्रकार “उज्ड्िदा यागेत इष्टं भावयेत्‌' रूप में 
अन्वय करने पर सामानाधिकरण्य का सामज्जस्य हो जाता हैं। यदि उक्त वाक्‍्यों 
को याग का नामधेय न मानकर इन्हें गुणविधि माना जाता है, तो उद्धिदु 
आदि पदों को याग के साधन-द्रव्य का वाचक माने जाने से वाक्य में सामाता- 
घिकरण्य के सामज्जस्य के लिये 'उज्छिद्‌' आदि पदों में मत्वर्थलक्षणा के 
सिवाय और कोई मार्ग नहीं है। श्रुति तथा लक्षणा के परस्पर प्रतियोगिता में 
आने पर श्रुति बलवती मानी जाती है। तब लक्षणा अपाहत होकर हट जाती है, 
और श्रुतिमुलक सामानाधिकरण्य के बल पर उद्धधधिद्‌ आदि पद याग के नामघेय 
हैं, यह निश्चिचत होता है | 

इस विवेचन के अनुसार यह आक्षेप भी निराधार होगा कि उक्त वाक्य 
नामघेय का विधान करते हैं, अथवा याग का? एक वाक्य---एक का ही विधायक 
हो सकता है । यदि नामधेय का विधान करता है, तो याग का विधान न होगा। 
यदि याग का विधान करता है, तो नामधेय का विधान न होगा । दोनों का 
विधान मानने पर वाक्यभेद-दोष प्रसक्‍त होगा। यह आशक्षेप इसलिये निराघार है, 
क्योंकि ये पद नामधेय का विधान कहीं करते; विधान तो याग का करते हैं, 
नामधेय तो इनका उक्त पदों से ही अभिव्यक्त हो जाता है। 'उत्‌' शब्द के सामथ्ये 
और 'भिद्‌' शब्द के सामर्थ्यं से 'उद्धिद्‌ पद क्रिया का वाचक है। इस कम से 
किसी का उद्धे दन--प्रकाशन किया जाता है। इसी प्रकार बल-प्रकाशन से 
“बलभिद्‌' अभिमुख होने पर जय से “अभिजित्‌', विश्व के जय से “विश्वजित्‌” 
आदि यागविशेषों के नाम हैं--यह सिद्धान्त है ॥२।| (इति उद्धिदादिशब्दानां 
यागतामघेयताईधिकरणम्‌--१) । 

“मतुप! प्रत्यय का योग न होने भर भी अर्थ-सामज्जस्थ के लिए उसके 

(मतुप्‌ प्रत्यय के) अर्थ को स्वीकार किया जाता है, उसे 'मत्वर्थलक्षणा' 

कहते हैं, जैसे 'यष्टी: भोजय' वाक्य में यष्टि (लाठी) को भोजन कराना 

सम्भव न होने से उसका अर्थ 'यष्टिमत:' किया जाता है। 

१. हलायुधक्ृत “मीमांसाझ्षास्त्रसवेस्व” में गत दो सूत्रों पर यथाक्रम पृथक्‌ दो 

अधिकरणों का निर्देश निम्न प्रकार किया है--- 

(क) उद्धिदादिशब्दानां यागनासतया प्रासाण्याधिकरणस्‌ ॥॥ 

(ख) उदड्धिदादिश्वब्दानां यागनामधेयताइधिकरणम्‌ ॥ 


१६० है मीमांसा-दर्शन 


(चित्रादिशब्दानां थागनाम धेयताइधिकरणम्‌ । चित्राज्याधिकरणं 
बा--२) 


गत अधिकरण में 'उद्धिद' आदि यौगिक शब्दों के विषय में विवेचन 
प्रस्तुत किया गया। इस परिप्रेक्ष्य में झ्िष्य जिज्ञासा करता है--कतिपय पद 
यौगिक न होकर गुण-वब्द एवं जाति-शब्द बँदिक वाहमय में प्रयुक्त हैं, 
जैसे --/चित्रया यजेत पशुकामः'*, त्रिबृद्‌ बहिष्पवसानम्‌, पठचदशान्याज्यानि, 
सप्तदश पृष्ठानि'--पशु-कामनावाला चित्रा से यजन करे, बहिष्पवमान चिबृत्‌ 
होता है, पन्द्रह आज्य होते हैं, सत्रह पृष्ठ होते हैं। यहाँ चित्रा और पवमान गुण-शब्द 
हैं, आज्य और पृष्ठ जाति-झब्द हैं। जिज्ञासा है- ये ग्रुणविधि हैं या कर्म के नाम 
हैं ? कम के नाम से ये कहीं प्रसिद्ध नहीं हैं; फलविज्लेप की कामना से मुख्य याग 
में प्रवृत्ति के प्रेरक हैं, अत: ये गुणविधि माने जाने चाहिएँ | जैसे--प्रकारान्तर 
( 5 अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वंकामः) से होमयाग प्राप्त है, 'दध्ता इन्द्रियकासस्य 
जुहुयात्‌'॑ से केवल “दध्षि” गुण विधान होने से यह गुणविधि है; इसी प्रकार 
“अग्निषोमोयं पशुमालमभेत' से पश्वालम्भन प्राप्त है; “चित्रया थजेत' से केवल 
जचित्रारूप गुण का विधान होने से इन्हें गुणविधि मानना उपयुक्त होगा । आचार्य 
सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


यस्सिन्‌ गुणोपदेश: प्रधानतोःभिसम्बन्ध: ॥३॥ 


[यस्मिन्‌ |] जिस वाक्य में गुणविधि या नामघेय का सन्देह हो, और उसमें 
[गरुणोपदेश: | गुण का उपदेश---निर्देश हो, उसका [प्रधानत: ] प्रधान घात्वर्थ के 
साथ [अभिसम्बन्ध:] अभीष्ट सम्बन्ध होता है। 'यज्‌' चात्वर्थ 'याग” कर्म के 
साथ सम्बन्ध का तात्पये है--धात्वर्थेसे सम्बद्ध वावयगत पद कर्मविशेष का नाम 
होता है । 

इसके उदाहरणरूप में वाक्य है--'चित्रया यजेत पशुकासः'। इस वाक्य में 
चित्रगुण का विधान स्त्रीपशुविषयक है। यह विधान 'अम्निषोमीयं पशुमालमेत' 
वाक्यगत पशुविधयक होना सम्भव नहीं, लिज्रभेद इसका नियामक है। इसी 
आधार पर उसके फल में मी यह विधान नहीं होगा। अत: अग्निषोभीय याग का 


१. चित्रादिशब्दानां बागनामताधिकरणम्‌-२॥! इत्येब पाठ: । सुबोधिनी वृत्ति, 
रासेश्वरसूरिकृत । 'मीमांसाशास्त्रसवेस्व' में उक्त पाठ के साथ इसे तीसरा 
अधिकरण लिखा है। 

२. द्रष्टव्य--तै० सं ० २४।६॥ अगले तीनों बानयों के लिए द्रष्टव्य--ताण्ड्य 
ब्रा० २० है है॥ 


अथ प्रथमाध्याये चतुर्थ: पाद: १६१ 


इसे गुणविधि न मानकर कर्मविशेष का नाम मानना ही युक्त होगा। 

यदि इसे गुणविधि माना जाता है, तो इसमें वाक््यभेद-दोष का प्राप्त होता 
अनिवाय है। गरुणविधि मानने की दशा में 'अग्तिषोमीय पशुमालभेत' वाक्य के 
अनुसार पहले तो नरपश्ु की प्रष्ति में स्त्रीपश्चु का विधान होगा; उसके जति- 
रिक्त पशुरूप फल का विधान मानना होगा; फिर चित्रगुण का विधान होगा। 
एक ही वाक्य से तीनों का विधान सम्भव नहीं । अतः वाक्यभेद की स्थिति 
अनिवाय होगी, जो शास्त्रीय दृष्टि से दोष है । अत: इसे कर्म का नाम मानना 
ही निर्दोष तथ्य है । 

हूसरा उदाहरण इस विषय में “त्रिवृद्‌ बहिष्पवम्मानम्‌! दिया गया है। 
पवमान अर्थवाले मन्त्रों का जिस स्तोत्र में गान किया जाता है, वह पवमान स्तोत्र 
है । यह गान सदोमण्डप से बाहर किया जाता है, अत: इसका नाम बहिष्पवमान 
है। ज्योतिष्टोम याग में 'सदस्‌” एक शालाविशेष का नाम है, जहाँ बँठकर 
ऋ्विज्‌ स्तोत्रगान करते हैं | उसके मध्य में औदुम्बरी (गूलर वृक्ष की) शाखा 
गाड़ी जाती है, जो पूरे एक वस्त्र से लपेट दी जाती है। उसको स्पर्श कर उद्गाता 
स्तोत्रगान करते हैं; वह 'सदोमण्डप' कहा जाता है। उससे बाहर होकर पवमान- 
स्तोत्र किया जाता है, अतः यह बहिष्पवमान है। जिन ऋचाओं का गान किया 
जाता है, वे सामवेद उत्तराचिक के प्रथम अध्याय के प्रथम खण्ड की नौ ऋचा 
हैं। उनमें यथाक्रम प्रत्येक तीन ऋचाओं का एक वर्ग है। स्तोत्रगान करते समय 
प्रत्येक वर्ग का तौन बार क्रमिक उच्चारण किया जाता है। इस स्थिति को 
'त्रिवृत्‌' पद से स्पष्ट किया है। तीन ऋचाओं की तीन वार वरत्तंनी (कऋरमिक 
उच्चारण करना) “त्रिवृत्‌' है।इस रूप में 'बहिष्पवमान' एक कर्म-विशेष का 
नाम है, किसी अन्य कर्म का गुणविधि नहीं । 

इस विषय में तीसरा उदाहरण “पञ्चदशान्याज्यानि” दिया है। पन्द्रह 
आज्य होते हैं। “आज्य' पद मूल “आजि' पद से बता है । 'आजि' पद का लोक- 
प्रसिद्ध एक अर्थ 'युद्ध/ अथवा 'युद्धभूमि' है । दूसरा अर्थ है--वह सीमा या 
मर्यादा, जिसको प्रथम निर्धारित कर लोग उस तक--मन्द या तीब्रगति से 
चलकर--प्राप्त होते हैं। प्रस्तुत प्रसंग में दूसरा अर्थ अभिप्रेत है। उक्त वाक्य 
आज्यों में पडचदश संख्या का विधान करता है---आज्य पन्‍द्रह होते हैं। 'आज्य' 
यह एक कमंविशेष का नाम है, यह--'यदाजिमीयुस्तद्‌ आज्यानाम्‌ आज्यत्वम्‌' 
(जिस कारण मर्यादा को भ्राप्त हुए, वह आज्यों का आज्यत्व है)--इस अर्थ- 
वाद-वाक्य से सिद्ध है। अर्थवाद किसी विहित कर्म-विषयक होता है । अन्य कोई 
विधायक वाक्य न होने से यह पड्म्वदक्ष संख्या विशिष्ट आज्य का विधायक है। 
वस्तुत: आज्य को उद्देश कर उसमें पठचदश संख्या का विधान उक्त वाबय से 
किया जाता है। आज्यस्तोत्र कर्म में सामवेद उत्तराचिक, प्रथम अध्याय के 


श्र मीमांसा-दर्शन 


ह्वित्तीय खण्ड की त्तीन-तीन ऋचाओं का एक वर्ग बनाकर गान के लिए उपयोग 
किया जाता है । दि इसे गुणविधि माना जाय, तो आज्यों का स्तोत्रों के साथ 
सम्बन्ध तथा पञ्चदद् संख्या का सम्बन्ध, इन दोनों अर्थों का विधान एक वाक्य 
से किया जाना अशक्य होगा । इससे वाक्यभेद-दोष की आपत्ति स्पष्ट है । 
चौथा उदाहरण इस प्रसंग में 'सप्तदश पृष्ठानि'' है | पृष्ठ नामक कर्म का 
संकेत ताण्डच्य ब्राह्मण [७॥८।१] में उपलब्ध होता है । शाबर भाष्य में 'पृष्ैः 
स्तुवते' पुष्ठसंज्ञक कर्म से स्तुति करते हैं, वाक्य कहीं का उद्धृत किया है; परल्तु 
इसके मूल स्थान का पता नहीं । पृष्ठ नामक स्तोत्र-कर्म में रथन्तर, वामदेव्य, 
नोधस आदि का समावेश है। इस गान में --सामवेद उत्तराचिक प्रथम अध्याय 
के चतुर्थ खण्ड की--ऋचाओं का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार चित्रा, 
बहिष्पवमान, आज्य, पृष्ठ, ये सब कर्मविशेष के नाम हैं । इन्हें गुणविधि मानसा 
युक्त नहीं ॥३॥ (इति चित्रादिशब्दानां यागनामधेयताउ४घिकरणम्‌--२) । 


(अग्निहोत्रादिशब्दानों यागनामधेयताउधिकरणम्‌, तत्प्रख्याधिकरणं 

बा--३) 

गत अधिकरण में कतिपय वाक्यों के कम विधि माने जाने का निर्णय किया 
गया। इस सन्दर्भ में शिष्य जिज्ञासा करता है---अन्य अनेक वाक्‍्य--'अ्निहोत्रं 
जुहोति स्वगंकाम/ तथा 'आधारमाघारयति' इत्यादि होते हैं, जहाँ सन्देह है-- 
“अनिहोत्र' शब्द तथा 'आधघार' गब्द ग्रुणविधि हैं ? अथवा कर्म के नामघेय हैं ? 
इन्हें गुणविधि सानना उपयुक्त होगा, क्योंकि “अनिहोत्र' शब्द का अथै---'जिसमें 
अग्नि देवता के लिए होम किया जाय, ऐसा कर्म” प्राप्त होता है । यहाँ देवता- 
रूप गुण का विधान ज्ञात होता है। इसी प्रकार 'आघार' पद का अर्थ 'क्षरण' 
अर्थात्‌ 'टपकना' है । इससे टपकनेवाले तरल घृत आदि का विधान प्रतीत होता 
है। क्योंकि दविहोम में अग्निदेवतारूप गुण का निर्देश तथा दर्श-पौ्णमास के 
अन्तर्गत उपांझुयाग में होमद्रब्य का निर्देश नहीं है। अत: इन प्रसंगों में गुण- 
विधान का प्रयोजन है | गुणविधि मानने की दक्चा में 'उज्डूदा यजेत' इत्यादि के 
समान यहाँ लक्षणा-दोष भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि 'अग्निहोत्र” शब्द में अग्नि- 


१. मीमांसाकोष (पू० २६०२) में इस कर्म का अनुष्ठान---वाजपेय याग के 
अन्तर्गत--प्राजापत्य पशुयाग से सम्बद्ध बताया है। यद्यपि वहाँ 'पृष्ठ' 
पद का उल्लेख नहीं है। “सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पशूनालभत्ते, सप्तदक्ों वे 
प्रजापति: इत्यादि सन्दर्भ दिया है। इसका सन्तुलन ताण्ड्य ब्राह्मण 
[७।८।१ ] में दिये गए उपाख्यान के साथ करना चाहिए। यह पशुयाग, 
बस्तुतः 'अन्नयाग है । इसमें यजुर्बेंद (१८।१२) भी विचारणीय हैं। 


अथ प्रथमाध्याये चतुर्थ: पाद:ः १६३ 


देवतारूप गुण का विधान “अग्तये होत्रं होमो यस्सिन्‌! इस समास द्वारा जान 
लिया जाता है | आघार छब्द में भी 'आघारमाघारयति'--'आघार को निष्पन्न 
करता है' इस श्रुति से गुण का विधान प्राप्त हो जाता है। अतः इन वाक्‍्यों को 
गुणविधि क्‍यों न माना जाय ? आचार्य मूत्रकार ने सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत कर 
जिज्ञासा का समाधान किया-- 


तत्प्रख्यज्चान्यशास्त्रम्‌ ॥४॥ 


[वर््र्यम्‌ | उस अग्निहोत्र में अग्निदेवतारूप गुण की, तथा उपांशुयागगत 
आधार में घृत-द्रव्यकूप गुण की प्रख्यापना--जानकारी देनेवाला [च] निश्चित 
| अन्यश्ास्त्रम्‌ | अन्य शास्त्र है। अत: ये गुणविधि न होकर कर्म-नामधेष हैं। 

अपूर्व अर्थात्‌ अविदित अर्थ का निर्देश करनेवाला वाक्य विधिवाक्य कहा 
जाता है। द्विहोग'भ्रसंग में यद्यपि अग्निदेवतारूप ग्रुण का निर्देश नहीं, पर 
अर्य बावग 'यवग्नये' चर प्रजापतये च सायं जुहोति'--जो अग्नि के लिए और 
प्रजापति के लिए साय॑ होम किया जाता है, इत्यादि वाक्य द्वारा देवता का विधान 
होने से अग्नि देवता प्राप्त है, विदित है; अतः “अम्निहोत्र जुहोति स्वर्गंकाम:” 
वाक्य अग्तिदेवतारूप गुण का विधायक न होने से 'गुणविधि' नहीं है। 

इसी प्रकार 'चतु्गृहीत का एतबभूत्‌ तस्थाघारमाघाये--यह निश्चित चार 
बार करके ग्रहण किया आज्य था, उससे आघार का आवरण (क्षरण) करके, 
पत्पादि वाक्य से आधार में द्रव्य का विघान किया जा चुका है; अत: प्रकारान्तर 
से विदित होने के कारण उक्त वाक्य---'आधारमाघारयति' में आज्य-द्रव्यरूप 
गुण का विधान मानना अयुक्त है। अतः ये कर्में-विशेष के नामधेय हैं, यह 
निदिचत होता है। जिस कम में अग्नि के लिए होत्र --होम हो, वह “अम्निहोत्र' 
कम कहा जाता हैं। लम्बी धारवाली क्षरणक्रिया ही आघार है; यह क्रिया, 
कर्म ही तो है ! कर्म के रूप में ये प्रसिद्ध हैं, तथा उसमें प्रवृत्ति के प्रेरक हैं, अत: 
इनकी कर्म-नामधेयता निश्चित है )।४॥ (इति अग्निहोत्रादिशब्दानां यागनाम- 
घेयताईघिकरणम्‌--३) । 


(श्येनादिशब्दानां यागनामधेयता5धिक रणम्‌--४) 
गत अधिकरणों में अनेक पदों की याग-नामघेयता का निर्णय किये जाने पर 


१. 'दविहोम' यज्ञविद्येष का नाम है, इसका विवेचन स्वयं सूत्रकार ने अष्टम 
अध्याय के चतुर्थ पाद में 'दविहोमो यज्ञाभिधानं होमसंयोगात्‌' इत्यादि घृत्रों 
द्वारा किया है। 

२. ब्रष्टब्य--में ० सं०, १॥८।७॥ 


श्र मीमांसा-दर्शन 


भी अन्य कतिपय शब्द--'अथैष द्येनेन अभिचरन्‌ यजेत, अथैष सन्दंशेन" अभि- 
चरन्‌ यजेत, अरथष गवाइमिचरन्‌ यजेत' इत्यादि वाक्‍्यों में---*येन, सन्दंश, गो' 
पठित हैं । क्या इयेन आदि झब्द गुणजिधि हैं ? अथत्रा कर्म के नामभ्ेय हैं ? यह 
सन्देह है | 'उद्धिद्‌' आदि पद क्रियानिमित्त वाले हैं, उद्भेदन आदि क्रिया को 
निमित्त मानकर प्रवृत्त होते हैं, अत: याग कर्म विशेष के नाम हो सकते हैं परन्तु 
इयेन आदि शब्द जातिविज्येष को निमित्त मानकर प्रवृत्त हुए हैं, अत: याग को 
नहीं कह सकते । इन्हें गुणविधि मानना उपयुक्त होगा । इस जिज्ञासा का आचार्य 
सूत्रकार ने समाधान किया--- 


तद्व्यपदेशडच ॥५॥ 


[तद्व्यपदेशम्‌ ] उन श्येन आदि का व्यपदेश--कथन उनके नामधेय होने 
में निमित्त है, [च] तथा। 

यह समभना चाहिए, श्येन आदि प्रसिद्ध शब्द शास्त्र में यागविशेष का 
कथन करते हैं। यह याग का नाम है, ऐसा मानने पर 'हयेनेन यजेत' इत्यादि 
श्रुतिबोधित मुख्य अर्थ का ग्रहण होता है--बयेन नाम्ना यागेन इष्ठं भावयेत्‌ । 
यह श्येन का याग के साथ सामानाधिकरण्य स्पष्ट है। यदि इन्हें मुणविधि माना 
जाता है तो मत्वर्थलक्षणा द्वारा ही सामानाधिकरण्य सम्भव होगा---श्येनवतता 
यागेन इष्ट भावयेत्‌'। श्रुतिबोधित अर्थ के स्पष्ट रहते हुए, लक्षणा करना 
अन्याय्य है। 

यह कहना भी अयुक्त है कि इ्येन आदि शब्द जातिवाचक होने से याग का 
कथन नहीं करते । इयेन-क्रिया के साथ सादृश्य के आधार पर ये छाब्द याग का 
कथन करते हैं--'घथा वे इ्येनो निपत्य आदत्ते, एक्मयं हिषन्त भ्रातृव्यं निपत्य 
आदत्ते, पमभिचर्रान्ति इ्येनेन--जिस प्रकार बाज पक्षी अपने शिकार अन्य पक्षी 
को भाष्ट्टा मारकर दबोच लेता है, उसी प्रकार यह ह्येनयाग विरोधी शत्रु को 


१. विरोधी को मारने के लिए जो तथाकथित शास्त्रीय कर्म किया जाता है, उसे 
'अभिचार' कर्म कहते हैं। साक्षात्‌ शस्त्र द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति 
द्वारा विरोधी को मरवा देने के अतिरिक्त यह 'अभिचार' शास्त्रीय उपाय 
बताया जाता है। श्येन एक प्रकार के पक्षी का नाम है। 'संदंश” संडासी 
को कहते हैं। समान अर्थ का प्रतिपादन करनेवाले दो वाक्यों के बीच-- 
तत्सम्बन्धी आकांक्षा आदि की निवृत्ति के लिए---जो कथन किया जाता है, 
वह 'संदंश' कहाता है। गो पशुविशेष का नाम है। ये जातिवाचक शब्द 
होने से अभिचार-कर्म में इतका याग-साधनरूप से विधान है; अत: याग- 
साधन द्रव्यरूप गुण के विधायक होने से इन्हें गुणविधि माना जाना चाहिए। 


अथ प्रथमाध्याये चतुर्थ: पाद: श्ष्श्‌ 


भापट्टा मारकर प्राणों से वियुक्त कर देता है, जिसके लिए अभिचार-कर्म करते 
हुए श्येनयाग से यजन किया जाता है। 'भपट्टा मारकर पकड़ने! सादृश्य के आधार 
पर 'इयेन' शब्द का प्रयोग याग-कर्म में किया ज(ता है। जैसे देवदत्त में --पराक्रम, 
क्रूरता, शूरता आदि सादृझ््य के आधार पर--सिंह शब्द का प्रयोग लोक-प्रसिद्ध 
है। फलत: येन' कर्म का नाम है, यह निश्चित होता है| 

यही आधार सन्दंश में समझना चाहिए। 'यथा' सन्दंशेन दुरादानभादत्ते -- 
कठिनाई से पकड़े जानेवाले पदार्थे को जंसे संडासी से जकड़ लिया जाता है, ऐसे 
ही दुघंष शत्रु को सन्दंश-याग से वद्ा में कर नष्ठ कर दिया जाता है। 

यही भाव 'गो' पद में समझता चाहिए। भाष्यकार ते वाक्य दिया है-- 
“यथा गावो गोणयम्ति'--जैसे ग।यें अपने बच्चों की--हिंसक प्राणियों से-- रक्षा 
करने के लिए बच्चों को बीच में रख, उनके चारों ओर घिरकर शत्रु का प्रवल 
प्रतिरोध करती हैं, वैसे ही गोयाग अपने यजमान कौ--शत्रु द्वारा प्रयुक्त 
अभिचार-कर्म से -सुरक्षित रखता है। पहले दो कम झ्त्रु को मारने के लिए 
अनुष्टित होते हैं। उसके विपरीत यह तीसरा कमं झत्रु से अपनी रक्षा के लिए 
किया जाता है। फलत: इयेन आदि कम विशेषों* के नाम हैं, गुणविधि नहीं ॥५॥ 
(इति ह्येनादिश्वब्दानां यागतामधेयताउघिक रणम्‌--४) । 


(वाजपेयादिशब्दानां यागनामधेयता5धिक रणम्‌--५) 


शिष्य जिज्ञासा करता है --गत अधिकरणों में अनेक शब्दों की याग-ताम- 
घेयता का निर्धारण किया गया, पर वाजपेय आदि शब्दों के विषय में सन्देह बना 
है; क्योंकि यह शब्द स्वयं अपने निर्वचन से याग में अन्नरूप गुण का विधान 

१. ह्येन, सन्दंश-सम्बन्धी वाक्य अथवा तदर्थबोधक वावम द्रष्टव्य हैं --पड्विश- 
ब्राह्मण, ३।८।१॥ तथा ३१०१॥॥ 

२. शबर स्वामी आदि प्राचीन मीमांसक आचायों ने आभिचारिक यागों को 
विधायक नहीं माना; क्योंकि ये घर्माजंन के लिए किसी अनुष्ठेय कर्म का 
विधान नहीं करते । इसके विपरीत हिंसा आदि अनर्थ के उद्भावक हैं। एक 
अन्य प्राचीत आचार्य भरतृमित्र ने अपने सम्रय में यज्ञिय हिसा आदि का 
घोर विरोध कर अनामिष यज्ञप्रक्रिया का स्थापन किया था। मीमांसा के 
व्याख्या-ग्रन्धों में इसके प्रमाण उपलब्ध हैं। (व्रष्टव्य--आचार्य उदयवीर 
शास्त्रीकृत वेदान्त-दर्शन का इतिहास', पृष्ठ २१३-२२२) । अनन्तर-काल 
में भट्ट कुमारिल आदि आचार्यों ने यज्िय हिंसा आदि को वैध बताने का 
पुनः प्रबल प्रचार किया और भतृमित्र आदि को लोकायत (चार्वाक) 
सदृक्ष बताया, जो चिन्त्य है। 


श्६६ मीमांसा-दर्शन 


करता है। वाज-- अन्न--यवागू --का पान जिस याग में होता है, वह वाजपेय 
है। इसके अनुसार श्रुतिबोधित अन्व-गरुण का विधान होने से इसे गुणविधि क्‍यों 
न माना जाय ? आचार्य ने जिज्ञासा को स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए स्वयं सूत्रित 
किया--- 

नामधेये गुणश्रुते: स्पाद्‌ विधानमिति चेत्‌ ॥६॥ 

[नामघेये |] आपाततः नामधेयरूप से प्रतीयमान वाजपेय छब्द में 
ग्रुणश्रुते: | अच्नरूप ग्रुण का श्रवण होने से [स्थात्‌ ] है यह [विधानम्‌ ] गुण- 
विधि, [इति चेत्‌ ] ऐसा कहो, तो-- (अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है। 'इति चेतू" 
पदोंवाले सूत्रों में सर्वत्र यही व्यवस्था समझनी चाहिए) । 

सूत्र की अवतरणिका में सूत्रार्थ स्पष्ट है। भाष्यकार ने वैदिक वाहमय के 
किसी स्थल का वाक्य दिया है --“वाजपेयेन स्वाराज्यकामो” यजेत'--स्वाराज्य 
कामनावाला व्यक्ति, अर्थात्‌ स्वयं--स्व-सामथ्ये से प्रकाशित होनेवाला व्यक्ति, 
अथवा स्व में राज्य की कामनावाला व्यक्ति वाजपेय याग से यजन करे। यहाँ 
“वाज' पद-बोध्य अन्त-गुण का विधान होने से इसे गुणविधि मानना उपयुक्त 
होगा ॥६॥ 

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


तुल्यत्वात्‌ क्रिययोन ॥७॥ 


[तुल्यत्वात्‌ ]तुल्य होने से | क्रिययो: | दोनों क्रियाओं---कर्मों -- वाजपेय और 
सक्षपौर्णगास के, [न] वाजपेय में सप्तदश दीक्षा आदि की उपर्पत्ति न होगी। 

यदि वाजपेय को गुणविधि माना जाता है, और इसके अनुसार उसे 
अन्न-साधनयाग स्वीकार किया जाता है, तो बाजपेय और दर्शपौर्णमास दोनों 
याग समानरूप से अन्त-साधनयाग हो जाते हैं । दर्शपौ्णंमास का साधनद्रव्य 


२. इस आनुपूर्वी का वाक्य वत्तेमान वैदिक वाड्मय में न मिलने पर भी सन्तु- 
लित वाक्य आपस्तम्ब श्रौतसूत्र | १५१११ ] में है-- शरदि वाजपेयेन यजेत 
ब्राह्मणो राजन्यों वा ऋद्धिकाम:---समृद्धि की कामनावाला ब्राह्मण अथवा 
क्षत्रिय झरद्‌ ऋतु में वाजपेय से यजन करे। समृद्धि या ऐश्वर्य स्वयं प्रका- 
शित होने का साधन है। इस प्रकार “'ऋद्धिकामः' तथा 'स्वाराज्यकाम:' पदों 
के तात्पर्य में कोई भेद नहीं है । ब्राह्मण के लिए स्वयं प्रकाशित होना, तथा 
क्षत्रिय के लिए वहां भी राज्य-प्रशासन की कामना नैसशिक है | सोमयाग से 
केवल स्वगंप्राप्ति, तथा वाजपेय से वहाँ भी राज्य की प्राप्ति का निर्देश 
इनके फल में न्यूनातिशयता का संकेत करता है । 


अथ प्रथमाध्याये चतुर्थ: पाद: १६७ 


पुरोडाश है, जो अन्तमय होता है। ऐसी स्थिति में बाजपेय, दर््षपौणमास 
का विक्ृतियाग होगा। 'प्रकृतिवद्‌ विकृति: कत्तंव्या' - प्रकृति के समान 
विकृतियाग किया जाता चाहिए, इस शास्त्रीय व्यवस्था के अधीन वाजपेय में वही 
क्रियाकलाप प्राप्त होगे, जो दशंपौर्णमास प्रकृतियाग में हैं ॥ इसका परिणाम गह 
होगा कि 'सप्तदशदीक्षो वाजपेय:' तथा 'सप्तदशोपसत्को वाजपेय:' इन वाक्यों के 
अनुसार बाजपेय में विहित दीक्षा व उपसत्‌ की उपपत्ति सम्भव न हो सकेगी। 
क्यों कि इनका विधान दशंपौर्णमास में नहीं है, पर गुणविधि मातने पर दह्शपौर्ण- 
मास के क्रियाकलाप ही वाजपेय में प्राप्त होंगे, जो श्ास्त्रानुसार इष्ट नहीं है। 
अतः वाजपेय को गुणविधि तन मानकर कम का नामधघेय मानना ही युक्त है। 

अथवा--सूत्रार्थ की अन्य प्रकार योजना-- 

[तुल्यत्वात्‌ | तुल्य होने से [क्रिययो:] दोनों क्रियाओं--कर्मो --वाजपेय 
और ज्योतिष्टोम के, [त ] वाजपेय में गुणविधि नहीं है । 

वाजपेय को गरुणविधि न माने जाने की स्थिति में ही वाजपेयक्रिया और 
ज्योतिष्टोमक्रिया का तुल्य होना सम्पन्न होता है। ज्योतिष्ठोम सोमयाग में 
ग्रजमान-दम्पती को दीक्षा देने तथा उपसत्‌ नामक दृष्टि का अनुष्ठान किए जाने 
का विधान है। वाजपेय में भी 'सप्तदशदीक्षो बाजपेय:' तथा 'सप्तदशोपसत्को 
वाजपेय:' इत शास्त्रीय वचनों के अनुसार वाजपेय में--ज्योतिष्टोमगत दीक्षा 
आदि के अनुरूप--सत्रह दीक्षा और सत्रह उपसत्‌ संज्ञक* इष्टि का विधान उपपन्‍्न 
होकर इन दोनों (वाजपेय-ज्योतिष्टोम) के समान होने का प्रयोजक है। फलत: 
वाजपेय को गुणविधि मानता युक्त नहीं है । सोमयागों के अन्तर्गत वाजपेय याग- 
विद्येष का नाम है, यह निश्चित होता है !।७॥ 

इसी मान्यता की पुष्टि के लिए मूबरकार ने बताया-- 


ऐंकशब्द परार्थंवत्‌ ॥८॥ 


'वाजपेयेन स्व्राराज्यकामो यजेत' को गुणविधि माने जाने की स्थिति में गुण- 
विधान के लिए [एकशब्ये ] एक शब्द “यजेत' क्रिया के उच्चारण होते पर उसे 
गुणविधान के लिए [परार्थवत्‌ ] पर अर्थ -विधि से भिन्‍न अनुवादरूप अर्थ- 
वाला मानत्ता पड़ता है, जो शास्त्रीय व्यवस्था के अनुरूप नहीं है । 

१. सोमयाग के अल्तर्गत ज्योतिष्टोम याग्र के दीक्षादिवल और सोमामिषव- 
दिवस के अन्तराल में जिन इष्टियों का अनुष्ठान विहित है, उनका नाम 
“उपसत्‌' है । मे इष्टियाँ यागों में विभिन्‍न अवसरों पर विशिन्‍तर संख्याओं 
(दो, तीन, छह, बारह, आदि) में अनुष्ठित होती हैं । 

२- एकशब्दे' पाठ है। रामेह्वर सूरि विरचित सुबोधिनी वृत्ति | 


श्द्द मीमांसा-दर्शन 


मुख्य रूप से 'वाजपेयेन स्वाराज्यकामों यजेत' वाक्य स्वाराज्य की कामनाथाले 
के लिए वाजपेय नामक याग का विधात करता है। “यजेत' क्रिया में 'यज्‌' घातु 
याग, और प्रत्ययविधि का द्योतक है। अर्थ होगा--पागेन इष्टं भावयेत्‌--याग 
से इष्ट की भावना करे । 'कैन' यागेन' ? किस यागसे ? अर्थात्‌ उस याग का 
नाम क्या है ? 'वाजपेग्रेन' वाजपेय नामकयाग से । यह भावना कौन करे ? उत्तर 
वाक्य में सस्निहित है--स्वा राज्यका म:' स्वाराज्य की कामना करनेवाला व्यक्ति 
वाजपेय नामक याग्र से इष्ट की भावना करे; यह वाक्य निर्वाध समन्बित हो 
जाता है। 

इसके विपरीत यदि वाजपेय को गुणविधि माला जाता है, तो 'वाजपेय' पद 

का अर्थ होगा--अन्त, जो किसी यागरूप कर्म का साधन है। तब अन्न-रूप गुण 
का याग के साथ अस्वर्य मत्वर्थलक्षणा के बिता सम्भव तन होगा। उसका अन्चय--- 
'वाजवता यागेन इष्टं भावयेत्‌' इस प्रकार करना होगा। ऐसी दक्ष में यह गुण- 
विधान किस याग में होगा ? इसका विधायक कोई पद यहाँ नहीं है। 'यजेत' 
क्रियापद मत्वर्थलक्षणा से गुणविधान के साथ अन्वित है; वह किसी मुख्य याग 
का विधायक नहीं हो सकता । यदि 'वाजपेय' पद के एक अवयब 'वाज' को अन्न- 
ग्रुण का, और 'वाजपेय” शब्द को कर्म का द्योतक मावकर एक हो शब्द में कर्म- 
नाम और गुणविधि दोनों का विधान स्वीकार किया जाय, तो यह संभव न होगा ; 
क्योंकि एक ही क्रिया 'यजेत' के साथ एक समय में- कर्मताम मानने पर कर्म- 
रूप से तथा गुण-विधि मानवे पर से 'वाजपेय” का अन्वय सर्वंधा अश्ास्त्रीय है । 
इसमें वाक्यभेद स्पष्ट है। तब 'स्वाराज्यकामो वाजपेग्रेन यजेत' वाक्य को इस 
प्रकार दो वाक्‍्यों के रूप में समझा जायगा--- (१) 'स्वाराज्यकामों वाजपेयेन 
यागेन इष्टं भावयेत्‌'; (२) 'स्वाराज्यकामो वाजवता यागेन दुष्ट भावयेत्‌' । 
एक जगह कर्मताम मानकर-- वाजपेय नामक याभ से इष्ट की भावना करे; 
दूसरी जगह गुणविधि मानने पर--वाज-- अन्त-साधनवाले याग से इष्ट की 
भावना करे; ये दो वाक्य बनाने पड़ेंगे । वाक्याथ, योजना में वाक्यभेद-दोष 
माता जाता है। ये सब दोष कर्मनाम मानने पर प्राप्त नहीं होते; अत: 'वाजपेय' 
कर्मनाम सिद्ध होता है ॥०॥ (इति वाजपेया दिशब्दातां नामधेयताउश्रिकरणम्‌, 
वाजपेयाधिकरण वा--५) । 


॥ आग्नेयादीनामनामताधिकरणम्‌, आग्नेयाधिकरणं बा-- ६) 


तैत्तिरीय संहिता [ २६३ ] में पढ़ा है-यदाग्नेयोब्प्टाकपालोगावास्याया 
च पौर्णमास्थां च अच्युतो भवति सुवर्गेस्थ लोकस्पाभिजित्ये आठ कपालों में 
संस्कृत जो आम्नेय पुरोडाश अमावास्या में और पौणंमासी में च्युत नहीं होता, 
अर्थात्‌ निरन्तर बना रहता है, स्वयंलोक की जीत के लिए, इत्यादि वाक्‍यों में 


अथ प्रथमाध्याये चतुर्थ: पाद: १६६ 


सन्देह है --क्या आम्तेय और अग्तिषोमीय” गुणविध्ियां हैं? अथवा कर्मनामधेय 
हैं ? गुणविधि होने पर अनेक गुणों---अग्नि, पुरोडाश और कपाल--का विधान 
मानना पड़ता है; अतः इन्हें गुणविधि न मानकर कमे-नामधेय मानना युक्त 
होगा। सन्देह का समाधान करते हुए सूत्रकार ने सिद्धान्त बताया - 


तद््‌गुणास्तु विधीयेरन्‌ अविभागाद्‌ विधानाथें, न चेदन्येन 
शिष्टा: ४९॥ 


[तद्गुणा:” ] बे कर्म और कर्म के गुण, [तु] पद संशय की व्यावृत्तिके लिए 
है, अर्थात्‌ कर्मनाम-विषयक सन्देह ठीक नहीं; क्योंकि [विधीयेरन्‌] वे (कर्म- 
गुण) विधान किए गए हैं [अविभागात्‌ | विभागरहित होने से, अर्थात्‌ साथ- 
साथ उच्चरित होने से [विधानार्थें] विधान के लिए प्रयुक्त तद्धितप्रत्ययान्त 
शब्दों में । [न चेद्‌ अन्येन शिष्टा:] यदि अन्य किसी वचन से न कहे गये हों । 

यदि वे कमं-गुण अन्य किसी वचन से विहिंत नहीं हैं, तो विधान के लिए 
प्रयुक्त तद्धित-प्रत्ययान्त (आग्तेय, अष्टाकपाल ) शब्दों में, साथ-साथ उच्चरित 
होने के कारण यहाँ उनका विधान किया गया है। 

कोई शब्द, कर्म का नामधेय उस अवस्था में माना जाता है, जब ग्रुण का 
विधान किसी अत्य वाक्य से कर दिया गया हो। अ्रस्तुत प्रसंग में ऐसा नहीं है। 
यहाँ 'आग्नेय' पद अग्नि देवता का विधान करता है--“अग्निर्देबताउस्य इति 
आग्नेय::---अग्नि इसका देवता है, इसलिए यह 'आग्नेय' है। “अष्टाकपाल:” पद 
से--अष्टसु कपालेषु संस्क्ृतः इति अष्टाकपाल:” कपाल का विधान प्राप्त होता 
है । आठ कपालों--विद्येष मृत्पात्रों --में ही पकाया गया ह॒व्य-द्रव्य अग्नि देवता 
के लिए विहित है, अन्य प्रकार से पकाया गया द्रव्य विहित नहीं । अत: कपाल का 
विधान भी इस पद से प्राप्त है। अग्नि देवता के उद्देश्य से कपालों में जो द्रव्य 
पकाया जाता है, वह पुरोडाश द्रव्य--“आग्नेय, अष्टाकपाल' पदों में प्रयुक्त--- 
तद्धित प्रत्ययों के सामथ्ये से प्राप्त है। इस प्रकार प्रस्तुत वाक्यद्वा रा अग्नि, कपाल, 
पुरोडाश तीनों का समन्वित विधान प्राप्त होता है, इनका अन्य किसी वचन से 


१. प्रस्तुत अधिकरण के नाम में तथा भाष्यकार द्वारा प्रयुक्त 'आदि' पद से-- 
तैत्तिरीय संहिता (२।५।२) गत “अग्निषोमीय' प्रसंग का यहाँ संग्रह कर 
लिया है। इसका विवेचन आगे सूत्र [ २४२।३ ] में किया गया है। 

२. सूत्र में 'तत्‌' पद 'कर्म अथवा 'याग' का अतिदेश करता है। कर्म की दृष्टि 
से तच्च गुणाइच इति तद्गुणा:' यह दन्द्र समास है। याग' की दृष्टि से 'सच 
गुणारच तद्गुणा:' होगा। प्रस्तुत प्रसंग में कमं --याग तथा गुण दोनों का 
विधान स्वीकार्य है | 


श्छ० प्रीमांसा-दर्शन 


कथन या विधान नहीं किया गया, अतः अपूर्व कथन है, अन्य से अविदित है । 
आम्नेय' और “अष्टाकपाल! पदों का परस्पर विज्लेष्य-विशेषणभाव सम्बन्ध है। 
अग्निदेवता के उद्देश्य से आठ कपालों में सिद्ध किया गया पुरोडाश, याग के 
बिना निरथेक है। देवता के उद्देश्य से द्रव्य का त्याग ही 'याग' कहा जाता 
है। इस प्रकार देवता, द्रव्य और याग सबका समन्वितरूप में यहाँ विधान है। 
याग-कर्म का विधान, देवता व द्रव्य के विधान के बिना समर्थ नहीं होता । देवता 
व द्रव्यगुण अन्य वचन से प्राप्त नहीं । अत: प्रस्तुत प्रसंग में उक्त वाक्य से कर्में- 
विधान के साथ देवता व द्रव्यगरुण का विधान मानने में कोई असांगत्य नहीं 
है ॥६॥ (इति आस्नेयादीनामवामताधिकरणम्‌--६) । 


(बहिराज्यादिशब्दानां जातिवाचित्वाधिकरणम्‌, बहिराज्या- 

घिकरणं वा--७) 

शिष्य जिज्ञासा करता है-गत अधिकरणों में अनेक सन्दिग्ध शब्दों के विषय 
में सिद्धान्त का निर्धारण करने पर भी '“बहिः, आज्य, पुरोडाश' आदि ऐसे शब्द हैं, 
जिनमें यह सन्देह है कि क्या ये यज्ञिय कार्यों में प्रयुक्त हि: आदि शब्द, 
संस्कारविशेष से संस्कृत द्रव्यों के भाम हैं? अथवा सामान्य रूप से संस्कृत- 
असंस्कृत सबके लिए प्रयुक्त होनेवाले जातिवाचक शब्द हैं ? क्योंकि यज्ञिय कर्मो में 
संस्कृत बहिं आदि का प्रयोग मान्य है। जहाँ असंस्कृत में भी 'बहि' आदि का 
प्रयोग देखा जाता है, वह संस्कृत बहि के सादृश्य के आधार पर ही सममना 
चाहिए। वे केवल एकदेश्यीय प्रयोग हैं। तब 'बहिं:' आदि नाम संस्कार-निमित्तक 
क्यों न मादे जायें ? आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया--- 


बहिराज्ययोरसंस्कारे शब्दलाभादतच्छब्द:” ॥१०॥ 


[बहिः-आज्ययो: ] बहि और आज्य में [ असंस्कारे | संस्कार न होने पर भी 
[शब्दलाआत्‌ ] बहि और आज्य शब्द का व्यवहार होते से [ ज-तच्छव्द: | संस्कार- 
निमित्तक शब्द ये नहीं हैं। 

यज्ञिय कम में उपयोग के लिए जब बहि८-कुशा को काटा जाता तथा 
सन्‍्त्रोज्वा रणपुवेक संस्कृत किया जाता है, उसके पहले असंस्कृत दशा में भी उसके 
लिए “बहिं:' पद का ही प्रयोग लोक में देखा जाता है। संस्कृत पद के सादृइ्य से 
लोक में ऐसा प्रयोग होता हो, यह सम्भव नहीं है। लोक में उक्त पद का त्रयोक्ता 
व्यक्ति उसके संस्कार तथा संस्कार की पद्धति नितान्त भी न जानता हुआ 


१. रामेदवर सूरि विरचित सुबोधिनी वृत्ति में “०चछब्द: के आगे 'स्पात्‌' पद 
अधिक पठित है। 


अथ प्रथमाध्याये चतुर्थ: पाद: श्छ१्‌ 


उसका प्रयोग करता है। संस्कार के अनन्तर “कुझ' का नाम “हि: होता हो, 
ऐसा नहीं है। संस्कार से पहले बहि:पद-अयोगपुर्वक व्यवहार रहते, अनन्तर 
संस्कार का अवसर आता है। अतः बहि: पद सामान्‍य जातिवाचक है, संस्कार- 
निमित्तक नहीं । 

यद्यपि घृत और आज्य पदों का समानार्थेक श्रयोग देखा जाता है। नवनीत 
(ताज़ा मक्खन ) तथा थोड़ा पिघला हुआ--जिसमें साधारण छाछ के क्राग-से मर 
गये हों, “घृत' कहा जाता है। यह जमने पर थोड़ा कठित हो जाता है। नवनीत 
को अच्छी तरह पकाने पर, जब छाछ का नितान्त अंश उसमें नहीं रहता, तब वह 
“आज्य' है। यह शीत ऋतु में भी कठिन नहीं जमता, कुछ ढीला-सा रहता है; 
अँगुली से छूने पर उतनी ही ऊष्मा पाकर पिघल जाता है। इतना साधारण 
अन्तर होने पर भी दोनों 'घृत-आज्य' पदों का प्रयोग समान अथे में किया जाना 
मान्य है। “वहि:' पद के समान घृत एवं आज्य पद भी संस्कृत-असंस्कृत दोनों 
अवस्थाओं में उसी एक द्रव्य के लिए प्रयुक्त होते हैं; अत: ये संस्कारनिमित्तक 
नाम नहीं हैं; इन्हें जातिवाचक शब्द मानना उपयुक्त है ॥१०॥॥ (इति बहि- 
राज्यादिशब्दानां जातिवाचित्वाधिकरम्‌--७)। 

(प्रोक्षणीशन्दस्प यौगिकत्वाधिकरणम्‌, प्रोक्षण्यधिकरणं बा--८) 

शिष्य जिज्ञाप्ता करता है--'प्रोणक्षी ससादय'--प्रोक्षणी को यथास्थान 
रक्‍्खो' वाक्य वैदिक वाइूमय [तै० ब्रा० ३२६॥ आप» श्रौ० रा३१०] में 
पठित है। क्या यहाँ 'प्रोक्षणी' पद 'बहि:” आदि के समान जातिवाचक माना 
जाय ? अथवा संस्कार-निमित्तक ? या यह शब्द यौगिक है ? प्रोक्षणी पद का 
प्रयोग संस्कारों के होने पर देखा जाता है; अतः संस्कारनिमित्तक प्रतीत होता 
है। असंस्कृत जलों में भी 'प्रोक्षणीभिरुद्ेजिता: सम: (जलों से हम भयभीत या 
बेचैन हो गये हैं) इत्यादि प्रादेशिक प्रयोगों से साधारण जलों के अथथ में प्रयुक्त 
'्रोक्षणी' शब्द जातिवाचक प्रतीत होता है। इस बिषय में सिद्धास्त-पक्ष क्या 
होना चाहिए ? आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया-- 

प्रोक्षणोष्वर्थंसंयोगात्‌ ॥११७ 

[प्रोक्षणीषु ] प्रोक्षणी शब्द में [ अर्थ-संयोगात्‌ | उपसर्ग-धातु-प्रत्यय-समुदाय 
के अर्थ का सम्बन्ध होते से यह शब्द यौगिक है । 

्रोक्षणी:' स्त्रीलिग द्वितीया बहुवचनान्त पद है। संस्कृत में जल-पर्याय 
“आपस्‌' पद स्त्रीलिंग बहुवचन में प्रमुक्त होता है। 'प्रोक्षणी: पद से जल बोधित 
होते हैं। इस पद में स्त्रीलिंग श्रत्यय (डीप्‌ ), केवल विवोष्य पद “आपस्‌' की 
सन्तुलना के विचार से प्रयुक्त हुआ है, मुख्य रूप से परीक्षा (विवेचता) का 
विषय 'प्रोक्षण' प्रातिपदिक है ।व्याकरणानुसार “प्र +-उद्धू -ल्युट्‌ू--अन' समुदाय 


श्छर मीमांसा-दर्शन 


से 'प्रोक्षण” पद बनता है। यहाँ 'प्र' उपसर्ग, 'उक्ष्‌! घातु (प्रकृति), 'ल्युट्‌” प्रत्यय 
है, करण अर्थ में 'ल्युट' को 'अन' आदेश होकर 'प्रोक्षण' पद का अर्थ होता है-- 
प्रकृष्ट रूप से सेचन--आपेक्षिक आरद्द्रीकरण का साधन । जैसे यज्ञिय हवि आदि 
का सेचन जलों से होता है, ऐसे ही अनेकत्र चुत, दधि आदि से 'हवि' के सेचन का 
विधान है। यदि 'प्रोक्षणी' पद जातिवाचक माना जता है, तो सर्वत्र जल का 
ग्रहण होगा, दि आदि का नहीं । परन्तु जब घात्वर्थ के आधार पर 'प्रोक्षण' 
का यौगिक अर्थ--हवि के सेचन का साधन द्रव्य-किया जाता है, तो इससे साघन- 
रूप में जहाँ जो द्रव्य--'जल-घृत-दधि' आदि अपेक्षित है, उसका ग्रहण हो जाता 
है। इसमें किसी तरह का असामज्जस्प नहीं रहता। लोक में जल के लिए 
'प्रोक्षणी' या 'प्रोक्षण' पद की प्रवृत्ति का भी निर्वाह हो जाता है । 

'्रोक्षणी:' पद जेसे 'आप:” पद के सब्तुलन के लिए स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है, 
ऐसे ही जहाँ प्रोक्षण-कार्य के लिए साधनब्रव्य घृत होता है, वहाँ अग्नीत नामक 
ऋत्विक्‌ के प्रति अध्वयुं का प्रैष (आदेश) द्रव्य-लिज् के अनुसार 'प्रोक्षणम्‌ 
आसादय' दिया जाथगा। ब्रह्मवर्चस की कामतावाले के लिए काम्येष्टि प्रकरण 
में 'चुतं प्रोक्षणं मवति” [सैत्रा० सं० २।१॥४] वचन पढ़ा है। इस दृष्टि में 
सोम और रुद्र देवता के लिए सफेद धान के चावल का चह घृत में मिलाकर 
बनाया जाता है। दर्शपौर्णगास आदि इृष्टियों में बेदि पर पात्रस्थापन के प्रसंग 
से 'प्रौक्षणी: आसादय' ऐसा आदेश-वचन है । वहाँ जल के सम्बन्ध से जो कार्य 
किये जाते हैं, वे सब कार ब्रह्म वर्चंस काम्येष्टि में घृत से किये जाते हैं। इस 
विवेचन के अनुसार 'प्रोक्षणी' आदि पदों में-..'उपसर्ग -|-प्रक्ृति-|-प्रत्यय'- 
समुदाय के आघार पर अर्थाभिव्यक्ति स्वीकार करने पर कोई असामञ्जस्य 
सन्मुख नहीं आता; अतः इन पदों को यौगिक मानना न्याय्य है ॥११॥ (इति 
प्रोक्षणीशब्दस्य यौगिकत्वाधिकरणम्‌-- ८) । 

(निर्मन्थ्यशब्दस्य यौगिकत्वाधिकरणमू; निमेन्थ्याधिकरणं 

बा--६) 

शिष्य जिज्ञासा करता है--प्रोक्षणी' शब्द के समान एक अन्य शब्द 
'निर्मन्थ्य' है। यह शब्द अग्नि के लिए प्रयुक्त देखा जाता है---निर्मन्थ्येनेष्टकाः 
पर्चान्ति--निर्मन्थ्य-अग्नि से इंट पकाते हैं। सन्देह है--क्या यह संस्कारनिभित्तक 
शब्द है ? या जातिनिमित्तक ? मन्धन द्वारा संस्कार किये अग्नि से ईंट पकाये 
जाने का कथन इसे संस्कारनिमित्तक शब्द प्रकट करता है। असंस्कृत अग्नि के 
लिए भी प्रयोग देखा जाता है---/निर्मेन्थ्यमावय ओवन पक्ष्याम: जाग ले आओ, 
भात पढकायेंगे। इससे “निम॑न्थ्य' पद--संस्कृत-असंस्कृत सब प्रकार की आग के 
लिए प्रयोग के कारण--जातिनिमित्तक प्रतीत होता है । इस विषय में सिद्धान्त 


अंथ प्रथमाष्याये चतुर्थ: पादः १७३ 


क्या है ? आचाये सूत्रकार ने समाधान किया-- 
तथा निम्न्‍्थ्ये ॥१२॥ 


[तथा] उसी प्रकार--जिस प्रकार प्रोक्षणी शब्द के सम्बन्ध में कहा है--- 
[निमेन्ण्ये | निमंन्थ्य--अग्नि के सम्बन्ध में समकना चाहिए । 

यह प्रसंग अग्निचयन-यागविषयक है। आपस्तम्ब श्रौतसूत्र [१६।१३।७] 
में पाठ है--/निर्मन्थ्येन लोहिनीः पचन्ति'--निर्मन्‍्थ्य-अग्ति से लाल-रंगी इंटे 
पकाते हैं। तात्पर्य है--पककर ईंठ लाल हो जानी चाहिए। यही माव “निर्मन्ध्ये- 
ज्लेष्टका: पचन्ति' वाक्य का है। यदि यह पद संस्कारनिमित्तक माना जाता है, 
तो केवल संस्कारविद्वेष से उत्पन्न अग्नि में ईंट पकाना प्राप्त होगा । यदि इसे 
जातिवाचक माना जाता है, तो जैसे-तैसे किसी भी प्रकार से प्राप्त अग्नि में ईंटे 
पकाना स्वीकार्य होगा। परन्तु इस पद का यह तात्पये नहीं है। इसका ठात्पयें 
है--मन्धन करके राद्य;--तत्काल प्रादुर्भूत अग्नि में इंटें पकाना । यह अर्थ 'मन्ध' 
चातु के मन्थतरूप धात्वर्थ पर आधारित है। अतः इसे प्रोक्षणी पद के समान 
यौगिक छाब्द मानना न्याय्य है। यद्यपि अग्नि सदा ही मन्‍्थन द्वारा प्राप्त होता 
है, परन्तु अन्य दाह्य द्रव्य में पहले से सुरक्षित अग्नि में ईंटें पकाना अभीष्ट 
नहीं माता गया । यदि ऐसा होता, तो 'निर्म॑न्थ्येनेष्टका: पचन्ति' के स्थान पर, 
'अग्निनेष्टका: पचन्ति' अधिक स्पष्ट होता । साक्षात्‌ निर्मन्थ्य' पद का प्रयोग 
मन्थन से सद्य: प्रादु्मूत अग्नि का बोधक है, जो इसके योगिक शब्द होने का 
आधार है॥१२॥ (इत्ति निर्मन्थ्यज्षब्दस्थ यौगिकत्वाधिकरणम्‌--&)। 

(वैश्वदेवशब्द'स्य नामधेयताधिकरणम्‌, वैश्वदेवाधिकरणं 

बा--१०) 

शिष्य जिज्ञासा करता है--गत अधिकरणों द्वारा अनेक सन्देहों का निवारण 
होने पर 'बैश्वदेवेत यजेत' वाक्य में वैदवदेव-विषयक सन्देह बना है--क्या 
“ंदवदेव' याग का नामधेय है ? अथवा गुणविधि है ? चातुर्मास्य यागों के 
बैद्वदेव नामक प्रथम पव॑ में आग्नेय आदि यागों के अनन्तर साथ ही “वेइवदेवेन 
थजेत' वाक्य है। इससे प्रतीत होता है, 'अग्नि' आदि देवों का विद्वेदेवों के साथ 
विकल्प है। इस प्रकार देवतारूप गुण का विधान होने से इसे गुणविधि मानना 


उचित होगा । स्पष्ट प्रतिपादन की मावना से आचार्य ते शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित 
किया-- 


बैश्वदेवे विकल्प इति चेत्‌ ॥१३॥ 
हे [विख्वदेबे | वैहवदेव में [विकल्प:] विकल्प है, देवता का, [इति चेत ] 
६- “बइबदेवाविशब्दानां” इति रामेदवस्सूरिविरचित-सुबोधिनीवृत्ति पाठ: ॥ 


श्छ्ड मौमांसा-दर्शन 


ऐसा यदि कहो (तो यह ठीक नहीं ; इसका अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है) । 

मैत्रायणी संहिता [ ११०११] में चातुर्मास्थ यागों का वर्णन है। यह चातु- 
म॒स्य याग चार पर्वों (भागों) का माना गया है। ये चार-चार महीने के अन्तर 
से किए जाते हैं। इतके नाम निम्न प्रकार हैं-.. 

१. बेइ्ववेब--चातुर्मास्य याय का यह प्रथम पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा 
को किया जाता है। 

२. वरुण प्रघास--यह दूसरा पर्ब आषाढ़ की पूणिमा को सम्पन्न किया 
जाता है। 

३. साकमेध-- यह चातुर्मास्य याग का तीसरा पवव॑ कात्तिक की पूणिमा को 
अनुष्ठित होता है । 

ध्यान देने पर ज्ञात होता है, ये याग ऋतुओं की सन्धियों में किए जाते हैं। 
वर्ष में साधारणरूप से दोन मुख्य ऋतु देश में प्रसिद्ध हैं--ग्रीष्म, वर्षा, शीत । 
ग्रीष्म ऋतु का प्रारम्भ जीत के अनन्तर आता है। चातुर्मास्य याग के 'बैदवदेव' 
नामक पहले पर्व का समय फाल्गुन पौर्णमासी शीत और ग्रीष्म का सन्धिकाल 
है। दूसरे पव॑ “वरुण प्रधास' का काल आषाढ़ की पूर्णिमा ग्रोष्म और वर्षा की 
सन्धि का काल है। तीसरे पर्व 'साकमेघ' के अनुष्ठान का काल वारत्तिक मास 
की पूर्णिमा है, जो वर्षा और शीत ऋतु की सन्धि में है, जब वर्षा समाप्त हो जाती 
है। ऋतुओं का यह सन्धिकाल प्राय: रोगोत्पादक होता है। ऐसे समय में ऋतु- 
अनुसारी ह॒वि-द्रत्यों से यागों का अनुष्ठान जल-वायु आदि की शुद्धि द्वारा रोग- 
निवारण में अत्युपयोगी होता है; इसी आधार पर चातुर्मास्य यागों को 'मैषज्य 
यज्ञ' नाम भी दिया गया है ।' यागों की यह परम्परा तोन जाने कब से मष्ट 
हो चुकी है, पर तीन यागों के अनुष्ठान के अनन्तर अपनी आरोग्य-स्थिति 
से हर्षोत्फुल्ल अवस्था में बड़े उल्लास के साथ पवित्र नदियों व सरोवरों में स्नान 
आदि का जो कार्यक्रम रहता है, सम्भवतः उसी परम्परा को निभाने के रूप में 
आज भी कात्तिकी पूर्णिमा का स्नान अपने ऐतिहासिक महत्त्व की याद दिलाता 


है। 

४. शुतासोरीय नामक चातुर्मास्य याग का चौथा पर्व कात्तिक पूर्णिमा के 
अनन्तर इच्छानुसार फाल्गुन पूर्णिमा से पहले की चाहे जिस पूर्णिमा में कर लिया 
जाता है। 

मैत्रायणी संहिता १११०१] के 'चातुर्गास्य याग' प्रकरण के प्रारम्भ में पाठ 


हु 'पेषज्ययज्ञा था एते यच्चातुर्मास्थानि। तस्माव्‌ ऋतुसन्धिषु प्रयुज्यन्ते । 
ऋणतुसन्धिषु हि व्याधिजयिते ( कौथी० ब्रा० ५।१॥ इस विषय में गोपथ 
ब्राह्मण [२११६ | भी द्रष्टव्य है। 


अंथ प्रथमाध्याये चतुर्थ: पादः १७५ 


है--“आग्नेयोष्ण्टफपाल:, सौम्यदचरु, सावित्रों हाबदाकपालः, सारस्यतइ्चरुः, 
पोष्णदचरु,, मारुतः सप्तकपाल+, वेश्वदेव्यासिक्षा, द्यावापुबरिवीया एककपाल:॥! 
यह वचन वेश्वदेव पवे में--अग्ति, सोम, सविता, सरस्वती, पूषा, मरुत, वैश्वदेव, 
चाबापृथिवी--इन आठ देवताओं के उद्देय से आठ यागों का विधान करता है । 
इन यागों में अग्नि, सोम, सविता आदि जो देवता कहे हैं, उनके स्थान पर 
'वेश्वदेवेन यजेत” वाक्य विश्वेदेव देवता का विधान करता है। इस प्रकार 
आम्नेयोहष्टाकपाल:” आदि वाक्य से अग्नि आदि का विधान किया; 'बेश्वदेवेन 
यजेत' से विश्वेदेव का । दोनों का विधान होने से “श्रीहिभियंजेत, यवे्यंजेत' के 
समान यहाँ विकल्प भ्राप्त होता है। अग्नि आदि के स्थान पर विद्वेदेव के आने से 
“यह वेश्वदेव पव॑ है” यह प्रसिद्धि भी सार्थक होती है। तात्पयं है--अग्नि आदि 
देवों के स्थान पर 'वैश्वदेबेन यजेत' यह वाक्य “विद्वेदेव-देवतारूप गुण का 
विधायक होने से इसे गुणविधि क्यों न माना जाय ? आचार्य सूत्रकार ने 
बताया--१३॥ 


न वा प्रकरणात्‌ प्रत्यक्षविधानाच्च न हि प्रकरण द्रव्यस्थ ॥१४॥ 


[न वा] नहीं है--ग्रुणविधि--वैद्वदेव शब्द, [ प्रकरणात्‌ | प्रकरण से [च] 
ओर [ प्रत्यक्षविधानात्‌] अग्नि आदि देवों के प्रत्यक्ष विधान से, [न] नहीं है 
[हि] क्योंकि [प्रकरणम्‌ ] साधारण प्रकरण [ द्रव्यस्य ] हृवि आदि द्रव्य का । 

वेदवदेव शब्द गुणविधि नहीं है, यह चातुर्मास्य यागों के इस प्रकरण से ज्ञात 
होता है; क्योंकि यह्‌ प्रकरण द्रव्य या देवतारूप गुण का विधान नहीं करता। 
“आस्नेयो5ष्टाकपाल:! वाक्य साक्षात्‌ ही अष्टाकपाल पुरोडाश साघनवाले अग्नि- 
देवताक याग का विधान करता है। इस वाक्य का अर्थ होगा---'अष्टाकपालेन 
पुरोडाशेन--यागसाधनेन देवमग्नि भावयेत्‌'। इसी प्रकार सोम, सविता आदि 
प्रत्येक देवता की भावना से यहाँ आठ यागों का कथन है । इन्हीं आठ में विदवेदेव 
देवता भी हैं---[ ---वश्वदेव्यामिक्षा ] । ज्योतिष्‌* शास्त्र में गणना के अवसर 
पर १३ संख्या के लिए “विश्वेदेव” पद का प्रयोग किया जाता है। इससे ज्ञात 
होता है, तेरह विश्वेदेव हैं। यहाँ पर आठ के उल्लेश से तेरहों का ग्रहण 'छत्रि- 
न्याय' अथवा “दण्डि-त्याय' से हो जाता है। पाँच-सात व्यक्ति जा रहे हैं; उनमें 


१: ज्योतिष्‌-प्रन्थों में कतिपय विश्लेष पदों का किसी निर्धारित संख्या के लिए 
प्रयोग किया जाता है। इसका आघार उस पद से बोध्य अर्थ की निर्भारित 
संख्या है। जैसे--“चन्द्र' पद एक संख्या के लिए, 'नेत्र' दो के, गुण” तीन 
के, विद चार के, 'प्राण' पाँच के, “ऋतु' छह के, 'ऋषि' सात के, “बसु” आठ 
के, अच्छु/ नौ के लिए, इत्यादि । 


१०६ मीमांसा-दर्शन 


से दो-एक के पास छतरी या लाठी है । उसी के कारण वे सब छतरीवाले या दण्ड 
(लाठी ) वाले कहे जाते हैं। इसी आधार पर यह आठों का समुदाय 'वैश्वदेव' 
नामक कहा जाता है। इन आठों में “विश्वेदेव' के होने से 'छ्नि-न्याय' के अनुसार 
“वैश्वदेव' में सबका ग्रहण हो जाता है। इस प्रकार चातुर्मास्य यागों का प्रथम 
पवे 'द॑श्वदेव-संज्षक निश्चित होता है। इसी कारण 'वसुन्ते वैश्वदेवेन अथवा 
'वैश्वदेवेन यजेत' इत्यादि वाक्‍्यों का सामउजस्य है। अतः ये याग के नामधेय हैं, 
गुणविधि नहीं ॥ १४॥ 

“वैब्वदेव' शब्द के गुणविधि न होने में सूतकार ने अन्य प्रकार प्रस्तुत 
किया-- 


सिथश्चानयंसस्वन्ध: ॥१ ५॥ 


[सिथः] एक-साथ, वैश्वदेव शब्द का [ अनर्थसस्बन्ध: ] दोनों के साथ अर्थ- 
सम्बन्ध उपपन्न नहीं होता [च] और यह भी वैश्वदेव के ग्रुणविधि मानने में 
बाघक है। 

“वैश्वदेव' शब्द को यदि गुणविधि माना जाता है, तो यह चातुर्मास्य के 
आग्नेय आदि यागों का वाचक सास्निध्यमुलक लक्षणा वृत्ति के आधार पर ही 
हो सकता है। जैसे -“गंगायां घोष:' वाक्य में 'गंगा” पद--धारा में घोष की 
सम्भावना न होने से---गंगातीर का वाचक होता है; उसी काल वह गंगा की 
जलघारा का वाचक नहीं होता । इसी प्रकार चातुर्मास्य आग्नेय आदि यागों के 
मध्य पठित 'वेदवदेवी-आमिक्षा' में 'वैश्वदेव” शब्द सान्निष्यमूलक लक्षणा से 
आग्नेय आदि का वाचक होता है, तो उसी समय बह वैद्वदेव याग का विधायक 
नहीं हो सकता, क्योंकि चातुर्मास्य के चार पवों में प्रथम पर वैश्वदेव की: सम्भावना 
केवल “बैदवदेवी-आमिक्षा” याय में न होने से--उस शब्द को लक्षणा वृत्ति से 
आग्नेय आदि यागों का वाचक मानना पड़ता है । तब एक बार पठित वह शब्द 
एक अर्थ को कहकर चरितार्थ हो जाता है। उसी काल में वह 'बैश्वदेव' याग का 
विधायक नहीं हो सकता | इसलिए चातुर्मास्य यागों के प्रथम पव॑ में आग्तेयन्आदि 
जितने याग हैं, उत सबका यह नामधेय है, यही मानता युक्त होगा। 

यहाँ यह भी ज्ञातव्य है, चातुर्भास्य यागों में प्रथम पवव॑ के आर्तेय आदि याग 
अपने रूप में नितान्‍्त निराकांक्ष हैं। 'आस्तेयोउष्टाकपाल:” प्रथम याग सें द्रव्य व 
देवता दोनों पठित हैं। इसका यही अथे है--'अष्टाकपालेन पुरोडाशेन अग्नि देव॑ 
भावयेत्‌'; इसमें अन्य कहीं से द्र्य-देबता की आकांक्षा नहीं है। ऐसे ही अगले 
वाक्यों 'सौम्यरचरु:, सावित्रो द्वादशकपाल:' आदि में समभनता चाहिए। तब यहाँ 
गुणविधि की कल्पना कर “बैश्वदेव'-देवतारूप गुण का विधान असंगत है। देवता 
व द्रव्य के अविहित होने पर उनकी आकांक्षा कौ पूर्ति के लिए ग्रुणविधि की 


अथ प्रथमाध्याये चतुर्थ: पाद: १७७ 


कल्पना की जाती है। पर यहां चातुर्मास्थ यागों के प्रथम पे में पढित आग्नेय 
आदि यागों की ऐसी स्थिति नहीं है, अतः गुणविधि की कल्पना निराषार है। 
इसके फलस्वरूप यही मानना पड़ता है कि--“वसन्ते वैश्वदेवेन यजेत' वाक्य में 
'वंश्वदेव” दाब्द वसन्त में अनुष्ठेय समस्त 'आग्नेय' आदि यागों का नानधेय है। 
गुणविधि से उनका संग्रह करना अच्याव्य है ॥ १४॥ 

'बैश्वदेव” शब्द के गुणविध्रि न होने में अन्य हेतु सूत्रकार ने प्रस्तुत किया-- 


पराथ्थत्वाद्‌ गुणानाम्‌ ॥१६॥ 


[परार्थत्वाद | पर--अच्य-प्रधान याग के लिए होने से [गुणानाम्‌ | गुणों 
के--गुणविधियों के । 

गुणविधि वाक्य, प्रधान यागों में द्रव्य (यागसाधन-सामग्री-द्र व्य ), देवता 
आदि ग्रुण का विधान करने के लिए होते हैं। यदि 'वैश्वदेव” शब्द को ग्रुणविधि 
माना जाता है, तो वह अन्य आग्नेय आदि प्रधान यागों में “विद्वदेव'-देवतारूप 
गुण का विधान करेगा। वहाँ अग्नि! आदि अन्य सात देवताओं के स्थान में 
“विश्वदेव” एक देवता को लक्ष्य कर हृविद्रव्य की आहुतियाँ दी जायेंगी । वेश्वदेव 
पं के प्रधान आठ यागों के लिए अग्नि-सोम-सविता आदि देवों के उद्देश्य से 
अष्टाकपाल आदि हविद्रव्यों का अलग-अलग विधान होने के कारण उन-उस 
ब्रव्यों की आठ आहुतियाँ दी जाती हैं। पर अब गुणविधि मानने पर एक ही 
देवता “बिश्वदेव' के उद्देश्य से आहुति दिये जानें की स्थिति में अष्टाकपाल आदि 
हविद्रव्य के आधार पर याग का आवत्तंन नहीं किया जा सकता | तात्पर्य है-- 
देवता एक होने पर यदि आहवनीय हविद्रव्य अनेक हैं, तो उन सबको मिलाकर 
एक आहुति दे देने की शास्त्रीय" व्यवस्था है | ऐसी दशा में वैश्वदेव पववे की आठ 
आहुतियों के स्थान में एक आहुति रह जायगी । 

“वैश्वदेव” पे में कुल तीस आहुतियां होती हैं । तैत्तिरीय ब्राह्मण [ १॥६॥३] 
में ये इस प्रकार बताई हैं--& प्रयाज की, ६ अनुयाज की, ८ मुख्य याग को, 
२ आघार और २ आज्यभाग की; इस प्रकार तीस* आाहृतियाँ होती हैं। ऐसी 
दया में 'बैश्वदेव” को गुणविधि माने जाने पर मुल्य याग की आठ आहुतियों के 


१. जैसे पौणेमास में आस्नेय पुरोडाश, उपांझु थाग ओर अग्विषोमीय पुरोडाश 
का विधान होने से प्रधान याग की तीन आाहृतियाँ होती हैं, पर दर्श-इष्टि में 
ऐन्द्र दधि, ऐन्द्र पप: और उपांशु यागरूप में तीत का विधान होने पर भी 
दछि और पय: हविद्रव्यों (दही-दूघ ) का इन्द्र एक देवता होने से दोनों को 
मिलाकर एक आहुति दे दी जाती है। 

३. ब्रष्टव्य-- ते ० ब्रा० १६।३॥ तथा मैत्रा० सं० ११० | 


श्छ्८ मीमांसा-दर्शन 


स्थान पर एक आहुति रह जाने से तीस की जगह तेईस ही आहुतियाँ रह जायेंगी, 
जो श्ास्त्रीय विधान के प्रतिकूल होगा। अतः वेश्वदेव को गुणविधि न मानकर 
याग का नामधेय मानना संगत होगा । ऐसी स्थिति अग्नि आदि आठ देवताओं 
के उद्देश्य से 'अष्टाकपाल' आदि आठ ह॒विद्वव्यों की पुथक्‌ एक-एक आहुति दिये 
जाने से सब प्रकार शास्त्रीय जनुकूलता बनों रहती है ॥१६॥। (इति वैश्वदेवादि- 
झब्दानां नामधे यत्ताधिकरणम्‌--१० ) । 


(वेश्वानरेष्ष्टत्वादीनामर्थंवादताधिक रणम्‌, वेश्वानरेष्टयघिक रणं 

बा-११) 

दिष्य जिज्ञासा करता है--तैत्तिरीय संहिता [२।२।४] में पाठ है-- 
“वैश्वानरं द्वादशकपालं निववेपेत्‌ पुत्रे जाते' इत्यादि । यह वैश्वानर इष्टि, काम्येष्टि 
प्रकरण में पठित है। पुत्र के उत्पन्त होने पर वैश्वानर देवतावाले बारह कपालों 
में संस्कार किये गये (पकाये गये ) पुरोडाश का निर्वाप' करे। उसी प्रसंग में आगे 
पाठ है---“यदष्टाकपालों भवति ग्रायत्रियेवेन ब्नह्मचचंसेन पुनाति, य्नवकपाल- 
स्त्रिवृतवास्मिन्‌ तेजो दधाति, यहृशकपालो विरज्जवास्मिन्तस्ताशं दधाति, 
यवेकादशकपालस्त्रिष्टु जेवास्मिस्निन्द्रियं दघाति, यद्‌ द्वादशकपालो जगत्य॑घास्मिन्‌ 
चज्चून्‌ द्धाति, यस्मिन्‌ जात एतासिष्टि निर्वंपति पूत्त एव तेजस्वी अन्नाद इन्द्रियाबी 
चशुमान्‌ भवति।” 

यहाँ आठ कपाल, नौ कपाल आदि में संस्कृत पुरोडाश का निर्वाप विभिन्‍न 
फलों का देनेवाला बताया है। यहाँ अष्टत्व आदि कपालों का विकल्प सन्देह का 
जनक है। क्या अष्टत्व आदि को गुणविधि भाना जाय ? अथवा अर्थवाद ? 
विस्तृत विवेचन की भावना से सूत्रकार ने प्रथम पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया---इन्हें 
गुणविधि मानना चाहिए, क्योंकि--- 


पूर्वंबन्तो5विधानार्थास्तत्सामर्थ्य समाम्नाये ॥१७॥॥ 
[पूवेवन्त:] पहले से ज्ञात अं को कहनेवाले वाक्य [अविधानार्था:] 


है, उसके पच्छिम की ओर किसी पात्रविशेष [लकड़ी, चमड़े या मिट्टी आदि 
के बने] में धान या जौ यज्ञिय उपयोग के लिए लाकर रक्‍्बा जाता है। 
उस पात्र में से पुरोडाश बनाने योग्य जन्‍्न का मन्‍्त्रोच्चारणपुर्वक एक-एक 
मुट्ठी भरकर चार बार “अग्निहोत्र हवणी' नामक पात्र में ग्रहण करना, 
उसका पुरीडाश तैयार कर निदिष्ट देवता के उद्देश्य से त्याग करना, अर्थात्‌ 
अग्नि में आहुति देना,---इस सब ग्रक्रिया का नाम “निर्वाप' है। 


अथ प्रथमाघ्याये चतुर्थ: पाद: र७६ 


विधान के लिए नहीं होते, अर्थात्‌ वे विधायक न होकर अर्थंवाद माने जाते हैं। 
परन्तु [तत्-सामर्थ्यम ] अज्ञात अर्थे के विधान का सामथ्यं है, [समाम्नाये] 
अष्टाकपाल, नवकपाल थादि के समास्नान में। 

“वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वेपेत्‌” वाक्य--प्रुत्र उत्पन्न होने पर बारह कपालों 
में संस्कृत पुरोडाश के तिर्वाप का निर्देश करता है। आगे जो 'यदष्टाकपालो 
भवत्ति' इत्यादि सन्दर्भ से आठ कपाल एवं नौ कपाल आदि में संस्कृत पुरोडाश के 
निर्वाप का निर्देश अन्य किसी वाक्य से प्रथम जाना हुआ नहीं है, यदि किसी 
अन्य वाक्य से जाना हुआ होता, तो यह निर्देश उस वाक्य का शेष -- अर्थवाद 
माता जाता। इससे स्पष्ट होता है, यह सन्दर्भ बेश्वानर याग में प्रधम प्राप्त 
द्ादक्षकपाल होने के स्थान पर अष्टाकपालतारूप आदि गुण का विधान करता है। 
इसलिए इन्हें गुणविधि मानना उपयुक्त है । 

विभिन्‍न संख्यावाले कपालों में संस्कृत पुरोडाझ्ष के निर्बाप का फल उक्त 
सन्दर्भ में पृथकू-पृथक्‌ बताया है । उस-उस फल की कामना की इष्टि से आठ, नौ 
आदि संख्यारूप गुण का विधान यहाँ किया है। इस प्रकार द्वादश संख्या के साथ 
वैश्वानर याग्र में अष्ट, नव, दश, एकादश संख्या विकल्प को अ्राप्त होती हुईं 
गुणविधियाँ हैं। इनके फल क्रमश: पृत (८), तेजस्वी (६), अन्ना (१०), 
इन्द्रियावी (११), पदुमान्‌ (१२) हैं। वस्तुतः गुणविधिपक्ष में प्रत्येक संख्या 
विशिष्ट वाक्य को गुणविधि सानने पर उत्तरवाक्य उसका अथ्थंवाद जानना 
चाहिए । जर्थ वादोक्‍्त फल भी फलरूप से मीमांसा में स्वीकृत है।' इसलिए अर्थ- 
वाद से प्राप्त होनेवाले उस-उलस फल की कामना कौ दृष्टि से बष्टत्व आदि 
संख्या गुण का विधान वैश्वानर याग के अष्टत्व आदि विकल्प में मानना युक्त 
है ॥१७॥ 

वैश्वानरयागविषयक विकल्प के सम्बन्ध में सूत्रकार ने सिद्धाल्तपक्ष 
बताया-- 

गुणस्थ तु विधाना्थेस्तद्‌गुणाः प्रयोगे स्थुरन्थेका न हि त॑ प्रत्यथ- 

वत्ताइस्ति ॥१८॥॥ 

सूत्र में [तु] पद पूर्व॑पक्ष के तिवारण के लिए है। [गुणस्थ ] अष्टाकपाल 
आदि वाक्य से, अष्टाकपाल पुरोडाश गुण के [विघानाथें ] विधान के लिए माने 
जाने पर [अस्तदूगुणा: ] ये (अष्टाकपाल आदि) वैश्वानर याग के गुण नही होंगे; 
क्योंकि श्रुति में वेइवानर याग को द्वादशकपालता प्रत्यक्षनिदिष्ट है-- 
(5+ बेह्वानरं हादशकपालं निवंपेत्‌) । अत: अष्टाकपाल आदि के [प्रयोगे] अन्य 


(. द्रष्टव्य--मीमांसा सूत्र, ै२।१६; तथा इसका भाष्य। 


श्ष० मौमांसा-दर्शन 


याग का विधान करने में असमर्थ “ > से [स्थु:] हो जायेंगे, ये--अष्टाकपाल 
आदि [अनर्थकाः | अनर्थक । [7 /योंकि [तं प्रति] अन्य याग-विधान के प्रति 
[अर्थवत्ता] प्रयोजनता -> फलवत्ता [ न-अस्ति ] नहीं है, इन अष्टाकपाल आदि 
की । 

काम्य इष्टियों के प्रकरण [तें० सं० २२५] में प्रजाकाम व पश्ुकाम 
व्यक्ति के लिए वैदवानर याग का निर्देश है। बारह कपालों में पकाये पुरोडाश 
ह॒विद्रव्य से इस याग का अनुष्ठान किया जाता है। युत्र-फ़ल के उत्पन्न होने पर 
“अष्टाकपाल' आदि का उल्लेख है। यहाँ केवल कपाल-संख्या का विकल्प है। 
हवि-द्वव्य वही रहता है, उसमें कोई अन्तर नहीं। केवल कपाल-संख्या-भेद के 
आधार पर ये वाक्य किसी अन्य याग के विधान का सासर्थ्य नहीं रखते । अष्टत्व 
आदि संख्यांयें द्ादश संख्या में अन्तर्मुक्त हैं। प्रथम पठित श्रुतिवाकय--वैश्वानरं 
द्वादशकपालं निर्वपेत्‌' से द्वादशकपाल बैश्वानर प्रधान याग का साक्षात्‌ निर्देश है। 
अष्टाकपाल आदि वाक्यों से इसमें किसी द्रव्य व देवता आदि गुण की प्राप्ति ही 
नहीं । ऐसी दा में यदि इन्हें मुख्य वैश्वानर इष्टि का स्तावक अर्थवाद नहीं 
माना जाता, तो ये वाक्य अनर्थंक हो जाते हैं । 

इनके---पूत, तेजस्त्री, अन्नाद्य आदि--फल विज्येष-निर्देश के आधार पर भी 
इनकी अर्थवत्ता--फलवत्ता था प्रयोजवता स्वीकार नहीं की जा सकती; क्योंकि 
आठ-नो आदि संख्याओं के साथ जो यह फल-तिर्देश है, वह सब दादशकपाल 
बेश्वानर याग का ही स्तावक है। आउ, नौ, दस, ग्यारह संख्या, वारह संख्या में 
अन्तर्निहित हैं, उससे अतिरिक्त इनका स्वतस्त्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं । 
इसलिए यह फलनिदेंश मुख्य काम्य--पुत्र व पशुरूप फल को स्तुति प्रस्तुत करता 
है। वे पुत्र-पशुरूप फल इस प्रकार के होते हैं। यह द्वादशकपाल वैश्वानर याग 
की स्तुति है; अतः ये अष्टाकपाल आदि अथंवाद हैं, गुणविधि नहीं । 

अर्थवाद का स्वार्थ कुछ नहीं होता; वह मुख्य विधि का स्तावक होता है। 
मीमांसाशास्त्र में अर्थवाद के साथ कथित फल, उसी दशा में फलहृप से स्वीकार 
किया जाता है, जब मुख्य विधिवाक्य के साथ फल का निर्देश न हुआ हो । उस 
दशा में तत्सम्बन्धी अर्थवाद के साथ पठित फल को मुख्य विधि का फल मात 
लिया जाता है ॥ १८॥ 

शिष्य यथार्थ को न समभता हुआ पुन: आशंका करता है --बारह और आठ 
आदि संख्यायें परस्पर नितान्त भिन्‍न हैं, तब अष्टाकपाल आदि को द्वादशकपाल 
वाक्य का शेष अर्थात्‌ अर्वाद कहना युक्त प्रतीत नहीं होता। यूत्रकार ने आशंका 
को सूत्रित किया-- 


अथ प्रथमाध्याये चतुर्थ: पाद: श्प्र 


तच्छेषो नोपपद्यते ॥१६॥ 


[वर्तु-शेष: |ढरादशकपाल बाक्य का, अष्टाकपाल आदि वाक्य झ्ेष-- अर्थ वाद 
है, यह [न] नहीं [उपपथ्चते | उपपन्‍्न होता। 

“वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वेपेत्‌' इस विधिवाक्य का, 'अष्टाकपालो भवति' 
इत्यादि वाक्य अर्थवाद है, यह कथन युक्तियुकत प्रतीत नहीं होता; क्योंकि 
द्वादशकपाल' पद में स्थित द्ादश (--बारह) संख्या के साथ 'अष्टाकपाल, 
नवकपाल' आदि पदों में स्थित आठ, नौ आदि संझ्याओं का कोई सम्बन्ध नहीं 
है। तब 'अष्टाकपाल' आदि वाक्य पहले वाक्य के शेष 5-अर्थवाद हैं, उसकी 
स्तुति करनेवाले हैं, यह कँंसे उपपन्‍्न होगा ? 

यहाँ यह याद रखता चाहिए--प्रस्तुत प्रसंग में 'द्वादशकपाल' अथवा 'अष्ठा- 
कपाल' आदि पदों का अर्थ---बारह कपालों एवं आठ कपालों आदि में पकाया 
गया--पुरोडाश्ञ है। तात्पय है--'द्वादशकपाल' पद, द्वादश कपालों में संस्कृत 
किये गये--पुरोडाश ह॒विद्रव्य का वाचक है। इसी प्रकार 'अष्टाकपाल' आदि 
पदों में समझना चाहिए | १६॥ 

आचाय॑ सूत्रकार ने आशंका का समाधान किया-- 


अविभागाद्‌ विधानाओ्थ स्तृत्यर्थेनोपपद्चेरन्‌ ॥२०॥ 


[अविभागात्‌ | अविभक्त--सम्मिलित--अन्तहित होने से अष्ट आदि 
संख्याओं के [विधानाथें ] विधायक वाक्यगत द्वादश संख्या में, उनके निर्देश 
[स्तुत्यर्थेन ] स्तुति के प्रयोजन से [ उपपद्ये रन्‌ू | उपपत्न हो जाएँगे। 

“वैश्वानरं द्वादशकपालं निवंपेत्‌' यह वैद्वानर याग का विधायक वाक्य है। 
यहाँ 'दादशकपाल” पद में पठित द्वादश (बारह) संख्या के अन्तर्गंत जा जाती 
हैं---आठ, नौ, दस, ग्यारह संख्या, जो उक्त विधायक वाक्य के आगे “अष्टाकपाल:, 
नवकपाल:! आदि वाक्यों में पठित हैं। साक्षात्‌ श्रुतिबोधित विधायक वाक्य की 
उपस्थिति में ह॒विद्रव्य के एक होने के कारण ये वाक्य (“अष्टाकपाल:' आदि) 
अन्य वैश्वानर याग का विधान करने में असमर्थ रह जाते हैं। अनन्यगतिक होने 
से इतकी सार्थंकता का एक ही मार्ग है--इनको वैश्वातर विधिवाक्प का अर्थवाद 
माना जाय। आठ आदि संख्यायें (4-११) क्‍योंकि बारह संख्या के ही अवयव 
हैं, इसलिए उनके नाम पर की गई स्तुति अवयवी -- बारह संख्या की ही समभती 
चाहिए। जैसे पहिये के अवयवों को स्तुति--इसके पुट्टी, अरे और नेमि बड़े दृढ़ 
और सुन्दर हैं--इस भ्रकार की जाती है, वह पहिए की स्तुति है । तथा, जैसे 
पैदल, घुड़सवा र, हाथीसवार, रथसवार सेवानियों का समूह सेना है,--जब घोड़े, 
हाथी, रथ व पैदल सिपाहियों की प्रशंसा व उनके कार्यकलापों की स्तुति की 


श्ष्र मीमांसा-दर्शन 


जाती है, तो वह सेना के अवयवभू त हाथी-रथ-घोड़ों की नहीं, अपितु उनके समुह 
सेना की स्तुति होती है । आजकल सेना के अंगों में मुू्य चौसेना, वायुसेना एवं 
स्थलसेना की गणना होती है। इनमें दोनों प्रकार के जहाज्ञ व पंदल सेना के 
अन्य विशिष्ट साधनों की स्तुति व निन्‍दा, उन अंगों की न होकर सामूहिक 
सेना की माती जाती है। इसी प्रकार वेश्वानर द्वादशकपाल अज्जी के, अज्जुभूत 
अष्टकपाल आदि की स्तुति को अड्भी को स्तुति ही समकना चाहिए ॥२०॥ 
अष्टाकपाल पुरोडाश आदि में कामनाविशेष के आधार पर इन्हें स्वतन्त्र 
विधि माने जाने की शिष्य-आहंका को आचार सूजकार ने सूत्रित किया-- 


कारण स्यादिति चेत्‌ ॥२१॥ 

[कारणम्‌ ] कारण-विशेष प्रवृत्तिनिमित्त ब्रह्मनचंस आदि [स्यात्‌] है, 
अष्ट्राकपाल आदि के स्वतन्त्र विधि माने जाने का, [इति चेत्‌ ] ऐसा यदि कहा 
जाय ठो (यह उपयुक्त न होगा; अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है) । 

“अष्टाकपाल' आदि वाक्य स्वतस्त्र याग के विधायक हैं, इस विचार का 
निशचायक कारण उसी प्रसंग में विद्यमान है । वह है--ब्रह्मवर्चस आदि विशेष 
फल की कामना, और यागानुष्ठान से फलप्राप्ति का निर्देश । तैत्तिरीय संहिता 
[श३५] में स्पष्ट निर्देश है--ब्रह्मतचंस की कामनावाले का अष्टाकपाल 
पुरोडाश होता है, तेजस्‌ की कामनावाले का नवकपाल, अन्‍्नाद्य की कामना- 
वाले का दश्कपाल, ऐन्द्रिय कामनावाले का एकादशकपाल तथा पशुकासनावाले 
का द्वादशकपाल । “वैश्वानरं हादद्कपाल निवंपेत्‌' वाक्य में द्दशकपाल पुरोडाश 
का विधान केवल पशुकामनावाले के लिए है। अष्टाकपाल पुरोडाश आदि इससे 
भिन्न ब्रह्मवचंस, तेज आदि कामनावालों के लिए हैं, इस कारण इन्हें कामविधि 
ग्रानना संगत है। इससे यह भी लाभ होगा कि इन्हें गुणविधि मानने में जो 
पुरोडाश का आनर्थक्य प्राप्त होता है, वह न होगा; और लक्षणावृत्ति से इनके 
ढारा द्वादशकपाल की स्तुति की जो कल्पना की जाती है, वह भी नहीं करनी 
पड़ेगी। अतः 'अष्टाकपाल' आदि को स्व॒तन्त्र कामविधि मानना चाहिए ॥२१॥ 

आचाय॑ सूत्रकार ने उक्त मान्यता को शास्त्रीय औचित्य न देकर उक्त 
आशंका का समाघान किया 


आनर्थक्यादकारणं कत्तुंहि कारणानि गुणार्थो है! विधीयते ॥२२॥ 


[आनर्थक्यात्‌ | अनर्थंक हो जाने से 'अष्टाकपाल' आदि वाक्‍्यों के, 
[अकारणम्‌ ] कारण नहीं हैं, वे अष्टाकपाल आदि पूत आदि के [कर्ततु:] कर्ता 


३. 'हि' इति नास्ति, 'गुणार्थे विधीयन्ते' इति पाठ:; रामेश्वरसूरि विरचिता 
सुबोधिनी व्याख्या । अथ्थ॑ में कोई अन्तर नहीं है । 


अथ प्रयमाध्याये चतुर्थ: पादः १८३ 


के फल के प्रति [हि] क्योंकि, [कारणानि] कारण होते हैं--ग्रुण, [गुणार्थ:॥ 
स्तुतिरूप गुण प्रयोजन के लिए [हि] ही [विधीयते ] विधान किये जाते हैं। 

“यदि 'यदष्टाकपालो भवति' इत्यादि बाक्यों को स्वतन्त्र काम्य विधि माना 
जाता है, तो यहाँ विभिन अनेक वाक्य हो जायेंगे, परन्तु संहिता [ते ०सं ०२१२५ ] 
में इसको एक वाक्य के रूप में पढ़ा है। वहां पाठ है --“बंदबानरं हादशकपालं 
निर्वषेत्‌ पुत्रे जाते यदष्टाकपालो भयति” यहाँ से प्रारम्भ होकर 'यद्‌ हावक्षकपालो 
भवति जगत्येवास्मिन्‌ पशून्‌ दधाति, यस्सिन्‌ जाते एतामिष्टिं तिर्बपति पूत एव 
तेजस्व्यन्नाद इन्द्रियावी पशुमान्‌ भ्वति ४” इसके मध्य पठित “अष्टाकपाल' आदि 
को विधिवाक्य मानने पर वाक्यभेद-दोष स्पष्ट है,-“अष्टाकपाल-नवकपाल' आदि 
वाक्यों का द्वादशकपाल वैद्धानर याग के साथ तब सम्बन्ध न रहेगा । वाक्यभेद 
होने पर प्रसंग के उपक्रम व उपसंहार की एकवाक्यता का भी भज्जू हो जायगा । 

इसके अतिरिक्त यह्‌ भी ध्यान देने की बात है कि 'अष्टाकपाल' आदि को 
ग्रुणविधि मानने पर ये वाक्य वैश्वानर याग के द्वादक्ष के स्थान पर अष्टत्व आदि 
मुण का विधान करेंगे, तो अष्टाकपाल आदि के पूतत्व आदि फल यागकर्त्ता से 
ही सम्बद्ध माने जायेंगे। पुत्र की कामना से वैद्वानर याग का कर्त्ता तो जायमान 
पुत्र का पिता है। ऐसी स्थिति में वास्तविकता का सर्वंथा विपर्यास हो जायगा, 
क्योंकि प्रस्तुत प्रसंग में पूतत्व आदि फल जातपुश्र के कहे गये हैं। तब यागकर्त्ता 
के साथ पूतत्व आदि फलों का सम्बन्ध न होने से “अष्टाकपाल' आदि वाक्‍यों को 
वैदवानर याग का गुणविधि मानना व्यर्थ होगा; क्योंकि गुणविधि मुख्य विधि- 
वाक्य का उपकारक होता है; यहाँ यह सम्भव नहीं । ऐसी अवस्था में इन वाक्यों 
का आनर्थक्य स्पष्ट हो जाता है। इनकी सार्थकता के लिए इसके सिवाय अन्य 

* कोई मार्ग नहीं रह जाता कि इन अष्टाकपाल आदि वाक्‍्यों को द्वादशकपाल 

वेह्वानर याग का स्तुतिरूप अर्थवाद माना जाय । 

वेश्वानर याग के अनुष्ठान से अनुष्ठाता के घर उत्पन्त हुआ पुत्र पृतत्व 
आदि से सम्पन्न होता है । इसी तथ्य को संहिता में बताया--इस उत्पन्न पुत्र को 
जिस कारण गायत्री द्वारा पवित्र करता है, उससे बह पूत -- पवित्र है। जिस 
कारण त्रिवृत्‌ द्वारा इसमें तेज को स्थापित करता है, उससे यह तेजस्वी है! जिस 
कारण विराट से इसमें अन्ताद्य को स्थापित करता है, उससे यह अन्‍नाद्य है। 
जिस कारण त्रिष्टु प्‌ से इसमें इन्द्रिय को स्थापित करता है, उससे यह इन्द्रियावी-- 
श्रेष्ठ इन्द्रियोंवाला होता है। जिस कारण जगती से इसमें पशुओं को स्थापित करता 
है, इससे वह पशुमात्‌' होता है। इस प्रकार अष्टाकपाल आदि कामनामूलक 


१. संहिता के इस विवरण में गायत्री, विराट्‌, त्रिष्टुपू, जगती छन्‍्दों के ताम 
हैं। त्रिवृत्‌ू--तीन आवृत्तिरूप 'स्तोम' का नाम है। एक साम गान, तीन 


श्द्ड मीमांसा-दर्शन 


विधिवाक्य नहीं हैं। यदि इन्हें विधिवाक्य का स्तुतिरूप अर्थवाद भी न माना 
जाय, तो ये अनर्थक ही रह जाएंगे । स्पष्ट है--बह्मवर्चंस आदि क्षे--अष्टाकपाल , 
आदि कारण नहीं हैं। अथवा यह कहें कि ब्रह्मवर्चस आदि -अष्टाकपाल जादि 
के फल नहीं हैं। तात्पय॑ है--ब्रह्मनचंसकामो5ष्टाकपालेन पुरोडाजषैन यजेत'-- 
ब्रह्मवचंस की कामनावाला अष्टाकपाल पुरोडाश से यजनत करे---इस प्रकार का 
गुणविधिपरक अभिप्राय इन वाक्‍्यों का सम्भव नहीं है। इसलिए 'यदष्टाकपालो 
भवत्ति! इत्यादि वाक्यों को अर्थवाद मानना ही शास्त्रसम्मत है।॥२२॥ (इति 
बेश्वानरेह्टत्वाद्रथंवादताउविकरणम्‌--११) । 


(यजमानशब्दस्य॒प्रस्तरादिस्तुत्यंताधिकरणम्‌, तत्सिद्धबाधि- 

करणं वा--१२) 

शिष्य जिज्ञासा करता है--गत सन्देहों का समाधान हो जाने पर 'यजमान: 
प्रस्तरः, यजमान एककपाल:” इत्यादि वाकयों में सन्देह है--क्या इन्हें गुणविधि 
माना जाय, अथवा अअ्थ॑ंवाद ? प्रस्तर यजमान है, एवं एककपाल में संस्कृत 
पुरोडाश यजमान है,--ये वाक्य प्रस्तर में एवं एककपाल-संस्कृत पुरोडाश में 
यजमानरूप गुण का विधान करते प्रतीत होते हैं। यहाँ पहले से अविदित अर्थ का, 
अर्थात्‌ अपूर्व अर्थ का विधायक होने से इन वाक्‍्यों को ग्रुणविधि क्यों न माता 
जाय ? आचार सूत्रकार ने समाधान किया-- 


तत्सिद्धिः ॥२३॥ 


[तत्‌-सिद्धि:] उससे--प्रस्तर व एककपाल-संस्क्ृत पुरोडाश से. यजमान के 
कार्य की सिद्धि होती है । 

गौण अं के आश्रय से प्रस्तर व एककपाल में संस्कृत पुरोडाश को यजमान 
कहकर उसकी स्तुति की है, इस कारण ये अर्थवाद-बचन हैं । 

दर्शपौर्णभास इष्टि में वेदि पर बिछाने के लिए खड़ी हुई कुशा को मृद्ठी में 


ऋचाओं पर गाया जाता है। इसकी तीन आवृत्तियाँ की जाती हैं, जितका 
नाम 'पर्याय' है। पर्यायों में मन्‍्त्रावृत्ति के संख्याभेद के आधार पर किये 
जानेवाले गात का नाम 'स्तोम' है। छन्‍्दों में गायत्री छन्द त्रिपाद २४ अक्षर 
का, चविराद्‌ (पंक्ति) चतुष्पाद ४० अक्षर का, त्रिष्टुप्‌ चतुष्पाद ४४ अक्षर 
का, जगती चतुष्पाद ४८ अक्षर का होता है । द्वादशकपाल वेश्वानर-इष्टि में 
इनके उपयोग के वेज्ञानिक आधार को समभते का प्रयास करना चाहिए। 
इस विषय में अधिक जानकारी के लिए द्रष्टव्य है--झावरभाष्य ' 

का हिन्दी अनुवाद, युधिष्ठिर मीमांसक-कृत ; पृष्ठ १४१३-४३ ॥ 


अथ प्रथमाध्याये चतुर्थ: पाद: श्८५ 


बाँधकर चार मुद्री कुशा 'बहिदेवसदन दासि! [मै० सं० ११२] सन्‍्त्र का 
उच्चारण करते हुए काटी जाती हैं। इनमें पहली मुट्ठी की कुझाओं का '“प्रस्तर' 
है। इसे एक ओर सुरक्षित रख, शेष तीन मुट्ठी कुशाओं को वेदि में इस प्रकार 
बिछा दिया जाता है कि उतका अग्रभाग पूर्व की ओर रहे । इन कुशाओं के ऊपर 
दो कुशातृण आड़े, अर्थात्‌ उत्तर-दक्षिण रख दिये जाते हैं, जिनमें एक पूर्व और 
दूसरा पच्छिम की ओर रक्खा जाता है। इनके ऊपर पहली मुट्ठी की काटी हुई 
अस्तर“संज़्क कुशाओं को--उनका सिरा पूर्व की ओर कर--बिछा दिया 
जाता है। इन दोतों बिछावनों के बीच में आड़े रक्ले गए दो तृणों का नाम 
“विधृति' इस कारण है कि “प्रस्तरसंज्ञक बिछावन को अपने ऊपर घारण कर 
दोनों बिछावनों को आपस में मिलने नहीं देते, क्योंकि इष्टि के सम्पन्न हो जाने पर 
'प्रस्तर--संज्ञक कुशाओं को होमार्नि में आहुत कर दिया जाता है। प्रस्तर का 
उपयोग यज्ञिय पात्र-जुहू, उपभृत्‌, ख्चा आदि को-रखने के लिए होता है। प्रस्तर 
पर इनके रक्खे जाने से इनमें लगा ह॒व्य-द्रव्य प्रस्तर पर लग जाता है। इसीलिए 
इसे इष्टि सम्पन्न होने पर होमाग्नि में आहुत कर दिया जाता है, ताकि हविद्रष्य 
अन्यथा नष्ट न हो। इसी प्रकार एककपाल में संस्कृत पुरोडाश इष्टि सम्पन्त हो 
जाने पर होमाग्नि में त्याग दिया जाता है । 

अब विचारना चाहिए, यद्दि इन्हें गुणविधि माना जाता है, तो प्रस्तर-कार्य 
में यजमानगुण का विधान होगा, अथवा दोनों के सामाताधिकरण्य से यजमान 
में प्रस्तरकाये-रूप गुण का विधान होगा ? इनमें पहला विधान इसलिए सम्भव 
नहीं कि यजमान के ढ्वारा किए जानेवाले अनुष्ठेय कर्म का प्रस्तर द्वारा किया 
जाना असम्भव है। दूसरा विधान इसलिए संगत नहीं कि प्रस्तर-कार्य यजमान 
द्वारा किए जाने पर जुहु-स्नू वा-उपभूत्‌ आदि यज्ञिय पात्र यजमान के देह पर रक्खे 
जाएँगे; यजमान द्वारा अनुष्ठेय कार्य कौन करेगा ? तथा अन्त में इष्टि सम्पन्न 
होने पर यजमान को होमाग्नि में आहुत कर दिया जायगा । तब इष्टि का स्वरूप 
व अस्तित्व ही नष्ट हो जायगा | अतः इन वाक्‍्यों को गुणविधि कहना सर्वथा 
असंगत है। इष्टि के सम्पन्न होने पर पुरोडाश को भी होमारिनि में आहुत कर दिया 
जाता है । तब क्या यजमान को भी आहुत कर दिया जाएगा ? फलत: ये वाक्य 
अथवाद हैं, यही संगत है। प्रस्तर या पुरोडाश्य यजमान के इष्टि-सम्बन्धी कार्य 
में उत्तम सहयोग देते हैं; इसी आधार पर यजमान कहकर उनकी स्तुति की गई 
है। ऐसा मानने पर ही भ्रस्तर-सम्बन्धी तथा पुरोडाश-सम्बन्धी इष्टिगत कार्य-- 
यज्ञिय पात्रों का रक्खा जाता, एककपाल में संस्कृत होना तथा अन्त में आहुत 
होना आदि--यथायथ सम्पन्न हो सकते हैं। 

इनको नामविधि कहना भी संगत नहीं । प्रस्तर यजमात का अथवा यजमान 
प्रस्तर का नामधेय है; इसी प्रकार यजमान पुरोडाश का अथवा पुरोडाश यजमान 


श्द६ मीमांसा-दर्शल 


का नामधेय है, यह भी सम्भव नहीं, क्योंकि इन पदों की भिन्‍नाथ्थंता सर्वत्र ज्ञात 
है, जो नामघेय माने जाने में सव॑था बाधक है । इस प्रकार इन वाक्यों का अर्थवाद : 
होना निदिचत होता है।॥२३॥ (इति यजमानझब्दस्य भ्रस्तरादिस्तुत्यथ॑ता्ब- 
करणम्‌ू--१२) । 

(अग्न्यादिशब्दानां ब्राह्मणा दिस्तुत्यर्थताइधिक रणम्‌ , जात्यधिकरणं 

बा--१३) 

क्षिष्य जिज्ञासा करता है--संहिता एवं ब्राह्मणग्रन्थों में 'आरनेयो वे ब्राह्मण:” 
[व्ै० सं० २३॥३॥ तै० ब्रा० २।७॥३॥ ताण्ड््य ब्रा० १५४८], (ऐन्द्रोवे 
राजन्य:' [ ताण्ड ब्रा० १५॥४॥८५॥ ते० ब्रा० ३।८।२३ |, “बश्वदेवों हि वेश्य:” 
[वि ब्रा० २७७१२] इत्यादि वाक्य पठित हैं। इन्हें तो गुणविधि मानना चाहिए। 
ये अपूर्व अर्थें के विधायक होंगे। ये दाक्य यथाक्रम--ब्राह्मण के साथ अग्नि देवता 
के सम्बन्ध का, क्षत्रिय के साथ इन्द्र देवता के सम्बन्ध का तथा वैश्य के साथ 
विश्वेदेव देवता के सम्बन्ध का--विधान करेंगे। तब इन्हें गुणविधि क्यों न माना 
जाय ? अर्थवाद मानने पर तो ये अतर्थंक रह जाएंगे, क्योंकि तब इनका कोई 
सामञ्जस्य नहीं घैठता । आचाये सूत्रकार ने समाधान किया--- 

जाति: ॥२४७ 

(जाति: ] जन्म अर्थात्‌ उत्पत्ति समान होने के कारण गुणभूत अथे के आधार 
पर यहाँ बाह्मण आदि को आग्लेय आदि कहकर उनकी स्तुति की गई है; अत: 
ये अर्थवाद हैं । 

इस विषय की स्पष्टता के लिए तैत्तिरीय संहिता [७।११] का प्रसंग 
ब्रष्टव्य है। वहाँ बताया है, प्रजापति के किस अंग से कौन-कौन अर्थ उत्पन्न 
हुए। उन्हें निम्न प्रकार जानना चाहिए-- 

१. प्रजापति के मुख से--त्रिवृत्‌ स्तोम, अश्नि देवता, गायत्री छन्द, 
रथन्तर नामक साम, मनुष्यों भें द्रह्मण, और पशुओं में अज (बकरा ) | ये मुख 
से उत्पन्न होने के कारण मुख्य हैं। यह इनके पारस्परिक सम्बन्ध का द्ोतक है। 

२३. प्रजापति के उर (छाती) व बाहुओं से--पञ!्चदश्य स्तोम, इन्द्र 
देवता, निष्टुप्‌ छन्‍्द, बृहत्‌-नामक साम, मनुष्यों में राजन्य--क्षत्रिय, तथा पश्चुओं 
में अबि (--भेड़) । छाती और बाहुओं से उत्पन्न होने के कारण ये वीयंवान्‌, 
दाक्तिशाली व अतिशय सामर्थ्यं के प्रतीक हैं। उत्पत्ति का समान कोरण, इनके 
पारस्परिक सम्बन्ध का परिचायक है । 

३. प्रजापति के मध्यभार ऊरुओं (जंघाओं) से--प्रथम सप्तदश स्तोम, 
विद्वेदेव देवता, जगती छन्द, बेरूप-नामक साम, मनुष्यों में वैद्य और पशुओं में 
गाय। जंधाओं से उत्पन्त हौने के कारण--जंघा जैसे शरीर का आधार हैं, ऐसे 


अथ प्रथमाध्याये चतुर्थ: पाद: श्घ७ 


ही समाज-शरीर का अन्ताधान के कारण आधार है। यह आर्थिक दृष्टि से समाज 
का मेरुदण्ड है, इसीलिए समाज में सदा प्रतिष्ठित है। 

संहिता का यह प्रसंग आलंकारिक रूप में जिस प्रकार महत्त्वपूर्ण सामाजिक 
संघटन का प्रतीक है, वहाँ वेद के उन मत्त्रों का वास्तविंक अर्थ सममभके में पुर्ण 
सहयोगी है, जिन मन्त्रों में देवता का साक्षात्‌ स्पष्ट निर्देश नहीं रहता। वहाँ 
देवता के इत सहयोगियों (स्तोम, छन्‍्द आदि) के सहारे देवता को जानने का 
प्रयास किया जाता है, क्योंकि देवता का ज्ञान मन्व्रार्थ को समभने का मुख्य 
आधार है। निरुक्तकार यास्क ने सप्तम अध्याय [खण्ड, ८-११] में संहिता की 
आवना के अनुरूप उक्त पदार्थों का विशेष प्रकार से वर्गीकरण अस्तुत किया है। 

संहितागत उक्त वर्गीकरण के आधार पर 'आग्तेयो वै ब्राह्मण:' इत्यादि 
बाक्‍यों हारा अग्नि-सम्बन्ध से ब्राह्मण की तेजस्विता, क्षत्रिय के--इन्द्र-सम्बन्ध 
से--झव्ति-बल व प्रशासन-सामथ्ये, तथा विद्वेदेव देवता के सम्बन्ध से वैज्य के 
अर्थाधानता की प्रशंसा की गई | इसलिए ये स्तुति-रूप अथवादवाक्य हैं।॥॥२४॥ 
(इति आस्तेयादिशब्दानां ब्राह्मण दिस्तुत्यर्थताईधिकरणम्‌ -- १३) | 

(यजमानादिशब्दानां यूपस्व॒त्यर्थाईधिकरणम्‌, सारूप्याधिकरणं 

वा->१४) 

शिष्य जिज्ञासा करता है--'यजमानों यूप? [का० सं० २६६], “आदित्यो 


यूप:' [तै० ब्रा० २।१।४ | इत्यादि वाक्यों में सन्देह है, क्या इन्हें गुणविधि साना 
जाय ? अथवा अभंवाद ? आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया-- 


साछप्यात्‌' ॥२५॥ 


[साहूप्यात्‌ | समान रूप होने से यूप को यजमान कहकर स्तुति की गई है। 
तेजस्विता गुण से यूप को आदित्य कहा गया है, अतः यह स्तुतिरूप अर्थवाद है। 

पशुबन्धन के लिए यूप की स्थापना होती है, यजमान याग का भनुष्ठाता है। 
“यजमानो यूप:' यहाँ 'यजमान' और 'यूप' दोनों समानाधिकरण पद हैं। यहाँ 
गुणविधि मानने पर यजमान में यूपगुण का, अथवा यूप में यजमानगुण का 
विधान प्राप्त होता है, जो दोनों रूपों में अशक्य है। यथाक्रम न यजमान में पशु- 
बन्धन शक्‍य है, और न यूप में याग का अनुष्ठान किया जाना। यूप ऊंचाई आदि 
(आरोह-परिणास +-लम्बाई-चौढ़ाई आदि ) में पुरुष के प्रमाण का बनाया जाता 
है। इसी समानता से यूप को यजमान कहकर उसकी स्तुति की गई है। यूप बन 
जाने पर 'देवस्य त्वा' [कात्या० श्रौ०, ६। ३।२] इत्यादि मन्त्र को बोलते हुए उसे 


१. 'सारूप्यम्‌' पाठ है, रामेश्वर सूरि विरचित 'सुबोधिनी' व्याख्या में । 


श्दद मीमांसा-दर्शन 


घृत से अभ्यक्त किया (चुपड़ा) जाता है, इससे यूप में चमक आ जाती है। इसी 
तेजस्विता की समानता से यूप को आदित्य कहकर उसकी स्तुति की गईं है। अतः 
ये स्तुतिरूप अर्थवादवाक्य हैं ॥२५॥ (इति यजमानादिशब्दानां यूपस्तुत्यथैताधि- 
करणम्‌-- १४) । 


(अपब्वादिशब्दानां गवादिप्रशंसाउधिकरणम्‌, प्रशंसाधिकरणं 

वा--१५) 

शिष्य जिज्ञासा करता है--'अपशवो वा अन्ये गो-अश्वेम्य: पशवों गो 
अहवा:' [तै० सं० ५॥२।६ ], 'अयज्ञो वा एप योज्सामा' [तैं० सं० १।४७], 
“असत्र॑ वा एतद्‌ यदच्छन्दोयम्‌' [तै० सं० ७३३६, ८] इत्यादि वाक्यों में सन्देह 
है, क्या ये गुणविधि हैं ? अथवा अथथंवाद ? अपूृर्व विधान होने से इन्हें गुणविधि 
मानना क्या य्रुक्‍्त न होगा ? आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया--- 


प्रशंसा ॥२६॥ 

[प्रशंसा] गाय-घोड़े से अन्य अजा-महिषी को अपशु कहकर गाय-घोड़े की 
प्रशंसा--स्तुति की गई है, अतः यह अर्थवाद है। 

तैत्तिरीय संहिता के उक्त उद्धृत वाक्‍्यों में यथाक्रम अन्य पशुओं की निन्‍्दा 
कर उनके मुक़ाबले में गो-अश्व की प्रशंसा की गई है। सामरहित यज्ञ की निन्‍्दा 
कर उनके साम्मुख्य में सामयुक्‍्त यज्ञ की प्रशंसा की है| छन्दोम-संज्ञक स्तोमों से 
रहित सत्रों की निल्दा कर छन्दोम-संज्ञक स्तोमों से युक्त सत्रों की प्रशंसा के लिए 
यह वाक्य है | अत: ये सब स्तुतिरूप अर्थवाद हैं । 

यदि इन्हें गुणविधि माना जाता है, तो गो-अश्व से अन्य अज-महिष आदि में 
अपशुत्व का विधान होगा, जो नितान्‍्त असंगत व अस्वीकार्य है। इसी प्रकार 
सामरहित दर्शयौर्ण मास आदि में अयज्ञत्व प्राप्त होकर उनके विधायक वाक्य 
अफल हो जायेंगे; यह अशास्त्रीय होगा। ऐसे ही छन्दोम नामक स्तोमों से रहित 
सत्रों के असत्र होने का विधान मानने पर उनके विधायक वाक्य निष्प्रयोजन हो 
जायेंगे; जो अशास्त्रीय होगा। यह अनर्थ प्रसक्‍्त हो जाने के कारण इन्हें गरुणविधि 
मानना अयुक्त होगा। ये ऐसे ही वाक्य हैं, जैसे लोक में कहा जाता है--'जो 
घृतरहित है, वह भोजन नहीं है; जो मलिन है, वह वस्त्र नहीं है'। यह भोजन में 
घृत होने और बस्त्र के स्वच्छ होने को प्रश्ंसामात्र है।' यहां अज आदि अन्य 


१. अभी मट्टिकाव्य का एक इलोक याद आ गया, जिसमें ऐसे ही लौकिक उदा- 
हरण हैं, तथा पद्य में 'एकावली' अलंकार है। इलोक है-- 


अथ प्रथमाध्याये चतुर्थ: पादः श्घ्ह 


पशुओं की निन्‍्दा में वास्तविक तात्पयं न होकर गो-अश्व आदि की प्रशंसा चयोतन 
करना मुख्य तात्पयं है ॥२६॥ (इति अपश्वादिशब्दानां गवादिप्रशंसार्थताधि- 
करणम्‌--१५) । 

(बाहुल्येन सू ष्टिव्यपदेशाधिकरणम्‌, भूमाधिकरणं वा--१६) 


शिष्प॒ जिज्ञासा करता है--सृष्टीरुपदघाति' [तै० सं० ५।श।४] वाक्य 
संहिता में पठित है । इसे गुणविधि माना जाय, अथवा अर्थवाद ? यह सन्देह है। 
अपूर्व अर्थ का विधायक होने से इसे गुणविधि क्यों न माना जाय ? सृत्रकार ने 
समाधान किया-- 


भूमा ॥२७॥ 


[भ्रूमा | उक्त प्रकरण में 'सृज्‌' धातुयुक्त मन्त्रों के बाहुल्य से यह वाक्य उस 
प्रकरण में पठित 'सृज्‌” धातुरहित मन्‍्त्रों द्वारा भी इष्टकाओं के उपघान का 
विधान करता है । 

'सुष्टीस्पदधाति' वाक्य में 'सुष्टी:' पद 'सूष्टि' पद के छ्वितीया बहुवचत का रूप 
है। 'सृष्टि/ पद 'सुज' धातु से--“इक्श्तिपौ धातुनिर्देशे' [महाभाष्य, ३३१०८] 
इस नियम के अनुसार-- 'हितप्‌' प्रत्यय होकर सिद्ध होता है। इसका तात्पय 
है, जहां घातु का निर्देश करना हो, वहाँ विभक्तिपुर्वक निर्देश किया जा सके, इस 
सुविधा के लिए घातु के आगे “इक” अथवा “द्तप्‌' प्रत्यय लगाकर उसे पद का रूप 
दे दिया जाता है। तब उसका विभक्त्यन्त प्रयोग करने में कोई अड्चन नहीं 
रहती । फलस्वरूप प्रस्तुत प्रसंग में 'सृष्टि' पद से केवल 'सृज्‌' धातु का निर्देश 
करना अभिप्रेत है । वह 'सृज्‌” घातु--“असृज्यत, असृज्येताम्‌, असुज्यन्त' 
इत्यादि रूप से जित मन्‍्त्रों में पठित है, वे सृष्टिसत्‌ मन्‍्त्र---अर्थाय्‌ 'सृज” घातु 
वाले मन्त्र--कहे जाते हैं। यागनिमित्त स्थण्डिल या वेदि बनाने के लिए इष्ठ- 
कामों के उपधान ( -- रखते ) में इन मन्‍्त्रों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ 'सृष्टि- 
मत्‌' पद में-- पाणिनीय [४४॥१२५] नियम के अनुसार उपधान अर्थ में, यदि 

न तज्जलं यन्‍न सुचारुपजुजम्‌, 

न॒पडूज तब्‌ यदलोनचट्पदस्‌ । 

न षट्पदो5सो न जुग्रुझुज यः कलम, 

न गुड्जितं तन्‍्त जहार यन्मनः॥ 
वह जल नहीं, जहाँ सुन्दर कमल न खिले हों; वह कमल नहीं, जिस 
पर भौरे न लिपटे हों; वह भौंरा नहीं, जो सुन्दर गूंजन रहा हो; बह 

गुल्जन नहीं, जो मन को हरण न करे । 


१६० मीमांसा-दर्शन 


उपधानीय इष्टकाएँ हैं, तो--'यत्‌' प्रत्यय होकर 'मतुप्‌ का लोप हो जाता है; 
तथा 'यत्त्‌ प्रत्यंय का भी छानन्‍्दस लोप होकर वाक्य के 'सृष्टि! पद का अर्थ वे 
इष्टकाएँ हैं, जो वेदि बनाने के लिए उक्त मन्त्र बोलकर रक्‍्खी जातो हैं। 

ये मन्त्र शुक्ल” यजुर्वेद माध्यन्दिनीय शाखा के १४ अध्याय की २८-३१ तक 
की चार कण्डिकाओं में पठित हैं। इनकी संख्या कुल १७ है । “एकयाउइस्तुवत्र' से 
प्रारम्भ होकर 'त्रयस्तिश्नत्‌' संख्या तक विषम संख्या--'एक, तीन, पाँच, सात' 
आदि सत्रह बनती हैं। यह रहस्य यहाँ अन्वेष्य है कि एक से तेतीस तक की 
सत्रह विषम संख्याओं के साथ पठित मन्त्रों का आधार क्या है ? प्रस्तुत प्रसंग में 
केवल इतना जानना हैं कि इन सत्रह मन्‍्त्रों में से पहले, चौदहवें और सत्रहवें में 
'सूज्‌' घातु का 'असूज्यत” आदि कोई रूप प्रयुक्त नहीं है; शेष सबमें उपयुक्त 
रूप भ्रयुक्‍त हैं । 

ऐसी दल्षा में यदि 'सृष्टीरुपदधाति' वाक्य को गुणविधि माना जाता है, तो 
इसका अयथे होगा--सृष्टि ( +- 'सूज्‌' घातुयुक्त) मल्त्रवाली इष्टकाओं को रखता 
है । इष्टकाओं के अपने रूप में कोई भेद नहीं है कि इस रूपवाली इष्टकाएं सुजू 
प्रातु (सृष्टि) मस्त्रवाली हैं, और इस प्रकार की सुष्टिमन्त्रवाली नहीं हैं । तब 
उक्त वाक्य से सृष्टि (--'सूज' बातुयुक्त) मन्‍्त्रहूप गुण का विधान मानने 
पर इष्टकाओं के उपधान में सृष्टिलिज्भवाले मन्त्र ही प्राप्त होंगे; शेष अनर्थक 
हो जायेंगे । तात्पयं है-- यज्ञाग्नि के लिए स्थण्डिल (--वेदि) निर्माण-नि्ित्त 
आवश्यक सभी छुष्टकाओं का सृष्टिलिज्ञ मन्त्रों से उपधात हो जाने पर उस 
प्रकरण में पठित सृष्टिलिज्भ रहित मन्त्र निष्प्रयोजन हो जायेंगे। यदि सृष्टिलिज्ू - 
अन्‍्त्रों को सृष्टिलिजू रहित मन्‍्त्रों का उपलक्षण माना जाता है, अर्थात्‌ प्रकरण- 
पाठ-सान्तिध्यरूप लक्षणा से सृष्टिलिज्ग रहित मन्त्रों का ग्रहण हो जायगा; तो 
यह कथन भी युक्त नहीं, क्योंकि विधिवाक्य में लक्षणा को मीमांसक दोष मानते 
हैं । अनुवाद में लक्षणा को दोष नहीं माना जाता; इसलिए 'सुष्टीरुपदधाति' में 
मन्त्रगत 'सूज्‌ का प्रयोग अग्ति-चयन प्रकरण के लिए सर्जन कर्म का अनुवाद- 
कथन है, अर्थात्‌ सेन कर्म का स्तावक है। सृष्टिलिज्ञु-मन्त्रों का बाहुलय, अत्यल्प 
सूष्टिलिगरहित मन्‍्त्रों को अन्तर्भुक्त कर लेता है। मीमांसकों का एक 'दण्डि-न्याय' 
है । जब अधिक व्यक्तियों के हाथों में दण्ड हों, और थोड़े व्यक्ति दण्डरहित हों, 
ऐसा गिरोह जब कहीं जा रहा हो, तो “दण्डिनो याल्ति” प्रयोग होता है । अधिक 
दण्डघारियों में अत्पल्प दण्डरहित उन्हीं में अन्तहिंत हो जाते हैं । प्रस्तुत प्रसंग में 


१. तैत्तिरीय संहिता [४।३।१०] में भी इन भन्‍्त्रों को पढ़ा गया है। 
२. पहला, चौदह॒वाँ और सन्रहवाँ, जिनमें 'सूज्‌' धातु का कोई उपयुक्त रूप 
प्रयुक्त नहीं है । 


अंथ प्रथमाध्याये चतुर्भ: पाद: १६१ 


ऐसी ही स्थिति है। अतः उक्त वाक्य अर्थवाद है, गुणविधि नहीं ॥२७॥ (इति 
बाहुलयेन सृष्टिव्यपदेशाधिकरणम्‌, मूमाधिकरणं वा--१६) । 


(प्राणभूदादिशब्दानां स्तुत्यंताधिक रणम्‌, लि समवायाधिकरणं 

बा--१७) 

शिष्य जिज्ञासा करता है. गत वाक्‍्यों के अतिरिक्त अन्य वाक्य हैं---'प्राणमृत 
उपदधातति', अज्यानीरुपदघाति' इत्यादि। इनमें सन्देह है--क्या ये गुणविधि 
हैं ? अथवा अर्थवाद ? आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया-- 


लिड्भासमवायात्‌ ॥२८॥ 

[लिझ्जूसमवायात्‌ ] 'प्राण” रूप लिझु के समवाय से अर्थात्‌ सम्बन्ध से 
'प्राण' लिज्भरहित मन्त्रों का भी कथन हो जाता है । 

प्राणभुत्‌ नामक इष्टकाएँ पचास हैं। इन दृष्टकाओं के मन्त्र शुक्ल यजुर्वेंद 
आध्यन्दिनी छाखा के अध्याय तेरह की पाँच कण्डिकाओं [५४ से ५८ तक] में 
चठित हैं । प्रत्येक कण्डिका के दस टुकड़े करके, अथवा दस बार आवृत्ति करके 
प्रत्येक मन्त्र से एक-एक इष्टका का उपधान किया जाता है। इस प्रकार पाँच कण्डि- 
काओं के पचास [५ % १०--५० ] दुकड़े अथवा आवृत्ति से प्राणमृत्‌-संज्ञक 
पच्चास इष्टकाओं का उपधान होता है। इन पाँच कण्डिकाओं में से केवल पहली 
कण्डिका के दूसरे, तीसरे तथा दसवें टुकड़े या मन्त्र में (प्राण पद पठित होने से 
इन्हीं में 'प्राण' लिज्ज का सम्बन्ध है। शेष सेंतालीस 'प्राण' लिज्ज से रहित हैं । 
ऐसी स्थिति में यदि 'प्राणभृत उपद्धाति' को गुणविधि माना जाता है, तो जिन 
अस्त्रों में 'प्राण'लिज्ु रूप गुण विद्यमान है, उन्हीं के द्वारा इष्टकाओं का उपघान 
प्राप्त होगा; शेष मन्‍्त्र अनर्थक हो जाएँगे। अतः इसे गुणविधि न मानकर अथे- 
वाद मानना उपयुक्त होगा। उस दशा में प्रथम कण्डिका-पठित 'प्राण' लिज्जू का, 


१. इन बाक्‍यों का मूल स्थल ययात्रम द्रष्टव्य है--तै० सं० ५।२१०॥ तथा 
भ्राजर॥ 

२. हलायुध-कृत 'मीमांसा शास्त्र सर्वस्व” में २३ से २८ तक छह सूत्रों को एक 
सूत्र मानकर पाठ इस प्रकार दिया है---तत्सिद्धिजातिसारुष्यप्रशंसामुम- 
लिझ्डसमवाया इति गुणाञ्रया? [ बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी का 
जनेल, सन्‌ १६३१, पृष्ठ २७६ के अनुसार ] । शाबर भाष्य में सूत्र के पदों 
को पृथक्‌ सूत्ररूप में रखकर व्याख्या की है। पर शाबर भाष्य में 'गुणाश्रया:' 
चद सूत्रगत नहीं है। 

३. अन्‍्त्रों के लिए तैत्तिरीय संहिता, ४॥३।२ भी द्रष्टव्य है। 


श्ह्र्‌ मीमांसा-दर्शन 


प्रथम पाठ-प्राधान्य से आगे पठित सभी कण्डिकागत मस्त्रों के साथ सम्बन्ध साना 
जायगा। पचास मन्‍्त्रों में से तीन में पठित 'प्राण-लिज्भः शेष सँतालौस को भी 
लक्षित करेगा । यह व्यवस्था “छत्रिन्याय' के अनुसार समभनी चाहिए । दस 
व्यक्तियों में यदि एक-दो के पास छतरी है, शोष सब छतरी से रहित हैं, तब भी 
छत्रिणो यान्ति' छतरीवाले जा रहे हैं, प्रयोग होता है। एक-दो छतरीवाले से ही 
सब लक्षित हो जाते हैं । 

इसी प्रकार 'अज्यायीरुपदघाति' दूसरा वाक्य है । अज्यानि नामक इष्टकाएँ 
केवल पाँच हैं । त॑त्तिरीय संहिता [१।॥७। २] में वे मन्त्र हैं, जिनसे इन दृष्टकाओं 
का उपधान किया जाता है। उन मन्त्रों के प्रथम प्रतीक पद इस प्रकार हैं-- 
शतायुधाय ; ये चस्वार:; ग्रीष्मो हेमन्त:; इदु वल्सराय ; भद्वान्त: श्रेय: । इन मन्‍्त्रों 
के निर्देश के जनन्तर वहाँ पढ़ा है--'अज्यानीरेता उपदधाति'--अज्यानि नामक 
इन इष्टकाओं का उपधान करता है। इसके आगे यह अर्थवाद पठित है -- 'एत्ता वे 
देवता अपराजितास्ता एव प्रविज्ञति, नैच जीयते”'-उक्त मन्‍्त्रों में निर्दिष्ट इन्द्र आदि 
देवता अपराजित हैं; याग्र का अनुष्ठाता यजमान इन्हीं देवताओं में प्रवेश करता 
है, वह किसी से जीता नहीं जाता । इन पाँचों मस्त्रों में से केवल दूसरे मन्त्र में 
अज्यानिम्‌' पद पढ़ा है। यद्दि 'अज्यानीरेता उपदधाति' को गृणविधि माना जाता 
है, तो पाँचों इष्टकाओं का उपधान उक्त मन्त्र की आवृत्ति द्वारा उसी एक सन्‍्त्र 
से किया जाना प्राप्त होगा, शेष मस्त्र निरर्थक हो जाएँगे । अर्थवाद मानने पर 
दृष्टलिंग एक मन्त्र, झ्षेष चार का भी उपलक्षण होगा। पाँच मन्त्रों के समुदाय में 
एक मन्त्रगत भी दृष्टलिज्भ का सम्दन्ध शेष अलिज्ज मन्‍्त्रों को भी लक्षित करेगा, 
जैसे अनेक व्यक्ति-समुदाय में एक व्यक्ति के साथ छाते का सम्बन्ध, छात्तारहित 
अन्य सभी साथी व्यक्तियों को भी लक्षित करता है। छाताधारी एक ही होने पर 
“छत्रिणों यान्ति” व्यवहार सर्व॑मान्य होता है ॥२८॥ (इति प्राणमृदादिशब्दानां 
स्तुत्वेताधिकरणमू--१७) । 


(वाक्यशेषेण सन्दिग्धार्थविरूुपणाधिक रणम्‌, वाक्यशेषाधिकरणम्‌, 

अक्ताधिकरणं वा--१८) 

दिष्य जिज्ञासा करता है--'अक्ता: शर्करा उपदधाति' वाक्य वेदिक साहित्य 
[तै० ब्रा० ३११२५] में पढित है। इसके उपसंहार में त्ेजो वे घृतम्‌” घृत का 
स्तुतिवाक्य है। चातुहोंत्र चयन याग में सुवर्ण इष्टकाओं का उपधान होता है। 


१. तैत्तिरीय ब्राह्मण | ३॥१२।५ ] का पाठ इस प्रकार है--हिरण्येष्टको भवति। 
यावदुत्तममंग गुलिकाण्ड यज्ञपरुषा सम्मितस्‌ ! तेजो हिरप्यम्‌। यदि हिरष्यं न 
बिन्देतू, शर्करा अक्ता उपदध्यात्‌, तेजो घृतम्‌ । स तेजसम्रेवाग्नि चिनुते ॥! 


अंथ प्रथमाध्याये चतुर्थ: पाद: १६३ 


अंगुलि के तीसरे पर्व के परिमाण की सुवर्ण इष्टकाएँ उपलब्ध न होने पर चिकनी 
की गई रोड़ी (--शकरा) का वेदि में उपधान किया जाता है। ' यहाँ उपक्रम में 
शर्करा का 'अक्ता:' विश्नेषण है, जिसका अर्थ है---'चिकनी की हुई! । यह सामान्य 
वचन है; चिकनी घृत से भी की जा सकती हैं, और तल आदि.से भी । परन्तु 
उपसंहार में चिकनाई के एक साधनद्रव्य घृत की स्तुति की गई है। यह चिकनाई 
के साधनद्रव्य घुत का विशेष कथन है । एक ही वाक्य के उपक्रम--आरम्भ में 
सामान्यकथन और उपसंहार में विद्येषकथन हौने से परस्पर विरुद्ध है। प्रस्तुत 
प्रसंग में यही सन्देह का कारण है। क्या उपक्रम के सामान्यकथन से उपसंहार 
के विशेषकथन 'घृत' को सामान्य चिकनाई-साधन द्रव्यपरक माना जाय? 
अथवा उपसंहार के चिकनाई-साधन विज्ञेष द्रव्य घृत के कथन से उपक्रम के 
सामान्य कथन को उलटकर उसके स्थान पर विशेष कथन को स्वीकार किया 
जाय ? 

उपक्रम के अवसर पर विरोध का कोई आधार नहीं है; विरोध की भावना 
उपसंहार पर उभरती है। तब विरोध के परिहार के लिए यह उचित होगा कि 
उपक्रम के अनुसार उपसंहार के चिकनाई-साधन विज्ञेष द्रव्य घृत को चिकताई- 
साधन सामान्य द्रव्यपरक क्‍यों न मान लिया जाय ? इससे चिकनाई-साघन घृत, 
तैल आदि सभी द्र॒व्यों का ग्रहण हो जाता है। यह ऐसा ही कथन है, जैसे-- 
श्ृष्टीरुपदधाति' में 'सूज्‌' धातु-सिद्ध सुष्टि शब्द सृष्टिपद्घटित तथा सृष्टिपद- 
रहित समी मन्त्रों के लिए व्यवहृत है; ऐसे ही 'घुत' पद घृत, तैल आदि सभी 
चिकनाई-साधन द्रव्यों के लिए प्रयुक्त माना जाय। आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा 
को समाधान किया-- 


सन्दिग्धेषु वाक्यशेषात्‌ ॥२६॥ 


[सन्दिग्धेषु | उपक्रम और उपसंहार के विरोध होने से सन्देहयुक्त वाक्यों में 
[वाक्यज्षैषात्‌ | वाक्यक्षेष से अर्थात्‌ उपसंहार-वाक्य से अर्थ का निश्चय करना 
चाहिए। उपसंहार में चिकनाई-साधनद्रव्य घृत की स्तुति होने से यह श्रुति- 
बोधित अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि श्कराओं का अब्जन (चिकनापन) घृत से 
किया जाना चाहिए । घृत तेजोरूप है, घृताक्त शर्करा का चयन में उपधान यज- 
मान में तेजस्विता का आधान करता है। अतः “अक्ता: शर्करा उपदाति' वाक्य 
स्तुतिरूप होने से अर्थवाद है, गुणविधि नहीं । 

उपक्रम-उपसंदह्वार में विरोध-परिहार के लिए यह कथत्न उपयुक्त न होगा कि 
“अक्ता: शकरा उपदधाति' में व्तमानकालिक “उपदधाति' क्रिया होने, तथा विधि- 


१. बह्नी, त्तै० ब्रा० 


श्ध्ड मीमांसा-दर्बन 


जिया के न होने से उपक्रम में जो जझज्जन का सामान्य फथन है, घह विधि-निर्देश 
नहीं है। उपसंहार में अज्जन-साधन विशेष द्रव्य घृत का स्तवन होने से वह 
श्रुति द्वारा अञ्जन-साधन बोधित होता है। ऐसी दद्या में उपक्रम-उपसंहार के 
विरोध की सम्भावना ही नहीं रहती; तब यह जधिकरण-निर्देश अनावश्यक हो 
जाता है। 

विरोध के परिहार की यह कल्पना युक्त नहीं है, क्योंकि वैदिक बादूमय में 
विधि-अर्थ के लिए 'लेट' लकार का श्रयोग मी होता है । माष्यकार शबर स्वामी 
ने प्रस्तुत उद्घृत वाक्य में लेट्‌ लकार का प्रयोग किया प्रतीत होता है । विध्यथथेक 
लेदू लकार में “उपदधाति' क्रियापद सिद्ध है; उस दक्शा में यह वावय विधायक 
होने से उपक्रम-उपसंहार के विरोध का उद्धभावक होगा। तैत्तिरीय ब्राह्मण 
[३॥१२॥५] में “उपदध्यात्‌' यह विधि लकार का ही क्रियापद है। इसलिए ऐसे 
विरोघ-स्थलों में उसके परिहार का उपाय यही है कि उपसंहार-बाक्य के जनुसार 
अथे का निश्वय किया जाय । 

इसी प्रकार के अन्य वाक्य हैं-वासः परिधत्ते; एतह्ढे सर्बदेवत्यं वासो यत्‌ 
क्षौमस्‌” यहाँ उपक्रम में साधारण रूप से वस्त्र-धारण का विधान है; इससे यज्ञ 
में किसी मी प्रकार का वस्त्र घारण करना प्राप्त होता है; परन्तु उपसंहार में 
क्षौम वस्त्र की स्तुति होने से 'बास: परिधत्ते' वाक्य का 'वास:' पद क्षौम वस्त्र का 
विधायक है, अन्य किसी वस्त्र का तहीं। क्षुमा अतसी या लोकप्रसिद्ध अलसी 
पोधे का नाम है। उसके रेशों से बना वस्त्र 'क्षौम' कहा जाता है । इसके अनुसार 
गज्ञ में क्षौम वस्त्र के परिघान का विधान सिद्ध होता है। 'क्षौम' का अर्थ रेशमी 
बस्त्र नहीं है, क्योंकि वह कीड़े के द्वारा बनाये ग्रये कोश के तन्तुओं से तैयार 
किया जाता है। उसके निर्माण में हिसा के अनिवार्य होने से वह यज्ञिय परिधान 
के योग्य नहीं माना जाता । 'क्षौम' पद का अर्थ प्रायः रेशमी वस्त्र किया जाता है। 
उसका तात्पय॑ क्षुमा --अलसी के रेशे से बनाये गये नकलो रेशमो वस्त्र समझना 
चाहिए। 

ऐसा ही एक अन्य वाक्य है--इसां स्पृष्ट्वा उद्गायेत्‌, इमां हि ओदुस्बरी 
विश्वामृतान्युपजीबन्ति /--इसको स्पर्श कर सामगान करे; इस औदुम्बरी +- 
गूलर वृक्ष कौ शाखा का सब प्राणी सहारा लेते हैं। यहाँ भी उपक्रम में 'इसां' 
सर्वनाम पद से सामान्य रूप में किसी भी वृक्ष की छाखा का स्पर्श--सामगान 
प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त होता है। परन्तु उपसंहार में ओदुम्बरी शाखा की 
स्तुति किये जाने से उपक्रम के 'इमाँ सर्ववाम पद का---उदुम्बर शाखा के विधान 
में--.तात्पय निश्चित होता है ॥२६॥। (इति वाक्यशेषेण सन्दिग्धार्थनिरूपणा- 
घिकरणम्‌--१८) । 


अंध प्रथमाघ्याये चतुर्थ: पाद:ः १६५ 


(सामर्थ्यानुसारेणाव्यवस्थितानां व्यवस्थाधिकरणम्‌, सामर्थ्या- 
घिकरणं वा--१६) 


क्िष्य जिज्ञासा करता है--अन्य कतिपय वाक्य ऐसे हैं, जिनमें सन्देह है-- 
“खुवेणाधवच्यति, स्वधितिनाश्यश्यति, हस्तेनाध्वश्यत' आदि--छुव से अवदान 
करता है, स्वधिति 5 छूरी से अवदान करता है, हाथ से अवदान करता है, 
इत्यादि। रखखे हुए पूरे आहवनीय द्रव्य में से उसका कुछ अंश अलग करने का नाम 
“अवदान' है। आह॒वनीय द्रव्य तरल घृत आदि, दृढ़ पका हुआ पुरोडाश आदि, 
तथा ढेर के रूप में (संहत) रक्‍्खा हुआ सामग्री आदि है। यहाँ सन्देह है, क्या 
प्रयोजन के अनुसार विशिष्ट आहृवनीय द्रव्य का किसी खुव आदि विशिष्ट साधन 
से अवदान किया जाय, ऐसी व्यवस्था मानी जाय ? अथवा अव्यवस्थित रूप में 
किसी भी साधन से किसी मी आहवनीय द्रव्य का अवदान किया जा सकता है ? 
प्रस्तुत प्रसंग में इस विषय का कोई विज्येष निर्देश न होने सामान्य रूप में यही 
प्राप्त होता हैं कि छुव आदि किसी भी साधन से किसी भी आहवनीय द्रव्य का 
अवदान कर लेना चाहिए । क्‍या यह युक्त है ? आचार सूत्रकार ने जिज्ञासा 
का समाधान किया-- 

अर्थाद्वा कल्पनैकदेशत्वात्‌ ॥३०॥। 

[अर्थात्‌] अर्थ से--पदसामथ्ये से [वा] ही, (अथवा 'वा' पद पूर्वोक्त 
अव्यवस्था के निराकरण का द्योतक है), तात्पर्य है--भ्रयुक्त पद के सामर्थ्या- 
नुसार जिस साधन से जिस द्रव्य का अवदान सम्भव है, उसकी [कल्पना] 
कल्पना करता युक्त है, क्योंकि [ एकदेडत्वात्‌ ] सामथ्यं, पदवोध्य वस्तु का एक- 
देश--अज्भु होता है। 

'लुवेण अवद्यति' आदि पदों में लुव आदि साधनों से किये जानेवाले कार्य 
के विषय में जो अव्यवस्था की बात कही गई, वह ठीक नहीं है। खुब आदि 
साधनगत सामथ्यं के अनुसार जिस साधन से जिस आहवनीय द्रव्य का अवदान 
सम्भव है, उसके अनुरूप कार्य किया जाना चाहिए । 

नामपद अथवा आस्यातपद जिस अभिधाशक्ति के आधार पर अभिमत 
अर्थ को अभिव्यक्त करते हूँ, अर्थ के स्पष्ट करने अथवा निश्चय करने में उसका 
सहयोग बराबर बना रहता है। अवदान के साधन खुब की बनावट यह स्पष्ड 
करती है. कि उसके द्वारा--ठ्रव पदार्थ को उसमें भरकर, राशि से पृथरू कर 
सुविधापूर्वक उसका (आहवनीय द्रव्य का) यथोचित उपयोग किया जा सकता 
है । जो पुरोडाद्य आदि आहबनीय द्रव्य दृढ़ व कठित है, उसके अवदान के लिए 
खुब-साधन सर्वथा अनुपयुक्त हैं; वहाँ तो स्वधिति--छूरी का ही प्रयोग करना 


श्ह्द मीमांसा-दर्कञन 


उपयुक्त होगा | आज्य जवि द्रव पदार्थ के लिए स्वधिति का प्रयोग सर्वथा अनु- 
पयुक्त है। इसी प्रकार चरु--सामग्री आदि शुष्क-बिखरे आहवनीय द्रव्य उचित 
मात्रा में उठाकर प्रयोग के लिए हस्त-साधन अधिक उपयुक्त होगा । चरु के 
अवदान के लिए स्ू व अथवा स्वधिति-साधन नितान्त बनुपयुक्त हैं। ऐसे ही 
हस्त-साधन तरल आज्य तथा दृढ़ पुरोडाश आदि के अवदान के लिए अनुपयुक्त 
है । फलतः स्व आदि साधन जिस आहवनीय द्रव्य के अवदान के लिए उपयुक्त 
है, उसका भ्रयोग वहाँ करना चाहिए; अन्य साधन का नहीं। 

जैसे लोक में कहा जाता है--'कटे मुडक्‍्ते” चटाई पर खाता है; इसका 
यही तासपय॑ है---थाली में परोसे खाद्य पदार्थ को चटाई पर बैठकर खा रहा है; 
अन्य कोई अर्थ नहीं । इसी प्रकार 'स््‌वेण अवद्यति” जब कहा जाता है, उसका 
यही तात्पय॑ है--तरल आज्य का स्र्‌ व-साधन के द्वारा अवदान करता है; 
अन्य कोई अर्थ इसका सम्भव नहीं । ऐसे ही 'स्वचितिना अवद्यति' का बर्थ है-- 
दृढ़ पुरोडाश आदि द्रव्य का स्वधिति से अवदान करता है; अन्य आर्य नहीं । 
इसी प्रकार 'हस्तेन अवद्यति” का अर्थ है---शुष्क-बिखरे चरु-सामग्री आदि का 
अवदान हस्त-साधन से करता है; उपयुक्त समझ से इस अथं का निर्धारण हो 
जाता है। यह साधन के अनुसार द्रव्य की अथवा द्रव्य के अनुसार साधत की 
व्यवस्था है ॥३०॥ (इति सामर्थ्यानुसारेणाव्यवस्थितानां व्यवस्थाधिकरणम्‌-- 
१६) । 

इतिश्री पूर्णसिहतनुजनुषा तोहफाबेबीगर्भजालेन बलियामण्डलाल्तर्मंत 

“छाता” नगरनिवासी श्रीकाज्नोनाथशास्त्रिपादाब्जसेवालब्ध- 
विद्योदयेन, बुलन्दश्नहरमण्डलान्तर्गंत-पहाशृपकण्ठ-बने ल- 
भ्रामाभिजनेन, साम्प्रत॑ गराजियाबादनगरनिवा- 
सिना--उदयबोर झञास्त्रिणा समुन्तीते 
जैमिनीयमीसांसादशेन विद्योदयभाष्ये 
प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पादः। 
सम्पुर्णरचायं प्रथमोउ्ष्यायः । 


अथ द्वितीयाध्याये प्रथम: पाद: 


(अपूर्वस्या5ख्यातपदप्रतिपाद्यताईधिक रणम्‌-- १) 

प्रथम अध्याय में प्रेरणात्मक धर्मं-प्रमाण का निरूपण सम्पन्न हुआ। उन 
प्रसंगों में विधि, अर्थवाद, मन्त्र, स्मृति का तात्तविक निर्णय तथा ग्रुणविधि एवं 
कर्मनामधेय का विवेचत किया गया । सन्दिग्ध अर्थों का वाक्यशेष के आधार पर 
निर्णय किया जाना बताया। आगे के प्रसंगों को बधायथ समभने के लिए उनका 
स्मरण रखना आवश्यक है । 

प्रथम अध्याय में प्रेरणात्मक धर्म-प्रमाण का निरूपण सम्पन्न हुआ सुत्रकार 
द्वारा साक्षात्‌ न कहने पर मी मीमांसाशास्त्र में अन्य आचार्यों द्वारा यद्यपि प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि छह प्रमाण स्वीकृत हैं, परन्तु 
प्रस्तुत प्रसंग में 'प्रमाण' पद से प्रत्यक्षादि का ग्रहण अभिप्रेत न होकर प्रेरणालक्षण 
घमं को ही प्रमाण कहा है। वह प्रेरणालक्षण प्रमाण वेद है। सूत्रकार ने इसका 
निर्देश प्रारम्भिक पाँचवें सूत्र में किया है। वेद के शब्द, अथे और उनके सम्बन्ध 
की नित्यता तथा उनसे सम्बद्ध प्रसंगागत अन्य विषयों का वर्णन प्रथम पाद में 
किया है। वह प्रेरणालक्षण घमंरूप प्रमाण विधि, अर्थवाद, मन्त्र, स्मृति आदि 
भेद से अनेक प्रकार का है। तदनुसार द्वितीय पाद में विधि, अथंवाद एवं मन्त्र- 
विषयक विचार किया है। अनन्तर तृतीय पाद में स्मृतियों के प्रामाण्य-अप्रामाण्य 
का विवेचन है। चतुर्थ पाद में गुणविधि और नामधेय पदों की परीक्षा तथा सन्दि- 
ब्वार्थ पदों के यथार्थ निर्णय के लिए वाक्यशेष को आधघार बताया गया है। इस 
प्रकार प्रथम अध्याय 'प्रमाणलक्षण' नाम से पुकारा जाता है । 

अब द्वितीय अध्याय में कर्म के प्राधान्य-अप्राधान्य एवं भेद-अभेद के विषय 
में विवेचन प्रस्तुत किया जाता है। 

प्रेरणालक्षण धर्म क्रियानुष्ठानरूप माना गया है। क्रिया अथवा कर्म के 
भेदबोधक साधन छह प्रकार के बताये हैं। उनके आधार पर कम का भेद छह 
प्रकार का कहा जाता है। उत साधनों का निर्देश भाष्यकार ने--शब्दान्तर, 
अभ्यास, संख्या, गुण , प्रक्रिया, नामघेय के रूप में किया है। ये कारण जहाँ भी 


श्श्द मीमांसा-दर््षत 


आएं, उनका विवेचन इस अध्याय में किये जाने से द्वितीय अध्याय को 'नाना- 
कर्मलक्षण' नाम दिया गया है। 

अ्रथम विचारणीय है, झास्त्र के प्रारम्भ में प्रेरणा-क्रियारूप वाक्य को घ्मे 
कहा गया है । वे वाक्य हैं--'सोमेन स्वर्ग कामों यजेत, अग्निहोत्रं जुहयात्‌ स्वर्ग- 
काम:, अहरह: सन्ध्यागुपासीत' इत्यादि । क्रिया अनुष्ठानरूप होने से अनित्य है। 
यह देखा जाता है, सौमयाग, अग्निहोत्र, सन्ध्योपासना के सद्यः अतन्तर स्वर्ग 
आदि फल प्राप्त नहीं होता। इससे सोमयाग आदि क्रिया तथा स्वयं आदि 
फल परस्पर धसम्बद्ध हो जाते हैं। अनुष्ठान तक यागादि जिया का अस्तित्व है; 
कालान्तर में जाकर स्वर्ग आदि फल प्राप्त होता है । क्रिया के नष्ट हो जाने पर 
फलम्राप्ति कैसे सम्भव है ? जब कारण (क्रियारूप ) ही न रहा, तो फल (स्वर्गादि ) 
कैसे प्राप्त होगा ? तब क्या ये वैदिक वाक्य जनगंल हैं ? नहीं; ये वाक्य सर्वथा 
युक्त हैं । 

जशास्त्रकार आचार्यों ने बताया है-कर्मानुष्ठान से अनुष्ठाता-आत्मा में 
धर्मविद्येष की उत्पत्ति होती है। मीमांसा में उसको 'अपूरव पद से कहा जाता है । 
क्रियानुष्ठान “अपूर्व” को उत्पन्न करता है, और अपूर्व स्वर्गादि फल को। इस 
प्रकार वह चोदनालक्षण क्रियानुष्ठान अपूर्वोत्पत्ति द्वारा स्वर्गादि फलप्राप्ति का 
कारण होता है। 

उस प्रेरणालक्षण प्रत्येक वाक्य में पद अनेक होते हैं, भौर पदों का अपना 
अर्थ है । यहाँ सन्देह होता है, कया चावयगत प्रत्येक पद पृथक्‌-पृथक्‌ उस अपूर्व- 
संज्ञक धर्म का निर्देश करता है, अथवा वाक्य के सब पद मिलकर एक ही धर्म का 
निर्देश करते हैं? इसका समाधान करते हुए श्ञास्त्रकार आचार्यो ने बताया, 
प्रत्येक वाक्य में पद दो प्रकार के होते हैं-“-एक ताम-पद, दूसरे आख्यात-पवद्‌। 
जैसे उक्त वाक्यों में सोम, अग्निहोत्र, सन्ध्या आदि नाम-पद हैं; यजेत, जुहुयात्‌, 
उपासीत आदि आख्यात-पद हैं। वह अपूर्व आख्यात-पदों से कहा जाता है। केवल 
आख्यात-पद क्रिया, भाव, भावना, उत्पादना का निर्देश करता है; वाक्यगत अन्य 
पद उसके सहयोगी रहते हैं। यद्यपि उक्त वाक्यों को कि्ती पद का साक्षात्‌ 
अर्थ 'अपूर्व नहीं है, परन्तु क्रिया के अनित्य होने, अर्थात्‌ अनुष्ठानक्षण तक ही 
अवस्थायी होने एवं फल के कालान्तर में होने के कारण--वैदिक वाक्यों के 
सार्थकताहेतु--उत्के पारस्परिक सम्बन्ध के लिए क्रिया और फल के अन्तराल 
में अपूर्व के अस्तित्व का अनुमात किया जाता है। इस प्रकार ब्रव्य या गुण के 
वाचक नाम-पद क्रिया के निर्देशक त होकर केवल आख्यात-पद क्रिया का निर्देश 
करते हैं, इसी तथ्य को सूत्रकार ने स्पष्ट किया--- 


अथ द्वितीयाध्याये प्रथम: पाद: १६६ 


भावार्था: कर्सशब्दास्तेभ्य: क्रिया प्रतीयेत, एव ह्यर्थो 
बिधीयते ॥१॥ 


[भावार्था:] भाव >> जिया अर्थवाले 'पजेत, जुहुयात्‌' इत्यादि आख्यात-पद 
[कर्मशब्दा:] क्रिया के ओोधक शब्द हैं। [तेभ्यः] उनसे [क्रिया] फल का किया 
जाना [ प्रतीयेत ] प्रतीत होवे, जाना जाए (तात्पये है, 'यजेत, जुहयात्‌' आदि 
पद बाग होम से सम्बद्ध स्वर्गादि फलों की सिद्धि को कहते हैं)। [एपः] यह 
[हि] क्योंकि [अ्े:] अर्थ--उक्त क्रियारूप धर्म [विधीयते] विधान किया 
गया है। के 

'यजेत' इत्यादि आख्यात-पद याग आदि अनुष्ठानरूप कर्म का बोध कराते 
हैं। वे कर्मानुष्ठान, उतसे (--कर्मों से) होने अर्थ के प्रयोजक हैं। सूत्र में (क्रिया 
पद कर्मानुष्ठानों से उत्पन्न होनेवाले “अपूर्व' का संकेत करता है। 'तेम्यः क्रिया 
प्रतीयेत'-इस पूरे वाक्य का यही अरथे होता है कि---उन कर्मानुष्ठानों से उत्पन्त 
होमेवाला [क्रिया -- किया जानेवाला ] अपुर्वे बोधित होता है । आख्यात-पंदवोष्य 
याग आदि कर्मो का अनुष्ठान धर्म है, वह धर्म अपूर्द को उत्पन्न करता है, अपूर्व 
द्वारा स्वगं प्राप्त होता है, स्वर्ग की कामनावाला व्यक्ति इसी अभिप्राय से कर्मा- 
नुष्ठान में प्रवृत्त होता है । 'ब्येनेत अभिचरन्‌ पजेत, चित्रमा यजेत पशुकाम:, दे- 
पूर्णमासाम्या स्वगंकामो यजेत' इत्यादि वाक्‍्यों में आख्यात-पद के अतिरिक्त जो 
द्रव्य या मुणवाचक पद हैं, उनके अपने जो भी अर्थ हैं, उनके साथ--स्वर्ग या 
पद्मु आदि किसी भी कामनावाले व्यक्ति का सीधा सम्बन्ध नहीं होता; उसका 
सीधा सम्बन्ध आरुयात-पदवोध्य याग आदि के साथ होता है। द्रव्य या ग्रुण- 
वाचक पद भी कोई साधनखूप से, कोई इतिकत्तंव्यतारूप से याग के साथ सम्बद्ध 
होते हैं; वे अपूर्व के विधायक नहीं होते । फलतः आख्यात-पद अपूर्व के बोधक 
हैं, अन्य अपने निजी रूप से यागादि के सहयोगी ॥१॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--पदि द्रव्य-गुणवाचक पद पाग आदि के सहयोगी 
हैं, तो उनको भी अपूर्व के विधायक व भावार्थक क्यों न माना जाय ? आचार्य 
सूत्रकार ने दिष्यजिज्ञासा को सूत्रित किया-- 


सर्वेषां भावो&्य इति चेत्‌ ॥२॥ 

[सर्वेषाम्‌ ] 'सोमेन यजेत स्वर्गकामः” इत्यादि वाक्यगत द्रव्यवाचक एवं 
गुणवाचक सभी पदों का [भाव:] भाव-भावना-उत्पादना, क्रिया [अर्थः] आर्प 
है, [इति चेत्‌ ] यदि ऐसा कहो तो-- (वह ठीक नहीं, अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध 
है) । 


जिज्ञासु का अभिप्राय है---'यजेत” इस आख्यात-पद में 'यज्‌' घात्वर्थ 'याग' 


२०० मीमांसा-दर्शन 


प्रत्यय 'त' से बोधित भावना की अपेक्षा करता है--बजेत +-यागेन भावयेत्‌ -- 
याग से निष्पन्न करे, कुछ उत्पन्न करे । जैसे घात्वथ भावना की अपेक्षा करता 
है, ऐसे ही उक्त वाक्यों में--..'इयेन, दर्श-पूर्णमास, स्वर्गंकाम, सोम, अभिचरन्‌, 
चित्रा, पशुकाम' आदि पठित द्रव्यवाचक, मुणवाचक, कामनापरक आदि पद भी 
'त' प्रत्ययबोधित भावना की अपेक्षा करते हैं। यदि ऐसा न माना जाय, तो वाक्य 
में इनका पठित होना असंगत हो जायगा। इसलिए 'यजेत' के समान इ्येन आदि 
अन्य पदों को मी भावार्थक, अर्थात्‌ अपूर्व का विधायक मानना चाहिए। घात्वर्थ 
के समान सोम, इ्येन आदि पद भी अपने प्रयोग की सार्थकता के लिए साकांक्ष 
हैं; इनके उपयोग के बिना न क्रियानुष्ठान सम्भव है, न स्वर्गादि फलसिद्धि की 
बाद्या । अत: आकांक्षारूप उक्त समानता के रहते, आख्यात की सीमा से अन्य 
पदों को बाहर निकाल देना उचित न होगा ॥२॥ 

जिज्ञासा के आधार को लक्ष्य कर नाम और आस्यात के स्वरूप का यथाक्रम 
उपपादन करते हुए सूत्रकार ने अग्रिम दो सूत्रों से जिज्ञासा का समाधान किया--- 


य्रेषामुत्पत्तो स्वे प्रयोगे रूपोपलब्धिस्तानि नामानि, 
तस्मात्तेभ्य: पराकाइक्षा भूतत्वात्‌ स्वे प्रयोगे ॥३॥ 


[येषाम्‌ | जिन 'सोमेन-यजेत” आदि पदों के [उत्पत्तौ] उत्पत्ति--अभि- 
ब्यक्ति--उच्चारण में [स्व] अपने सोम आदि अर्थ को प्रकट करते समय 
[प्रयोगे | प्रयोग किये जाने पर [रूपोपलब्धि:] अपने अभिधेयरूप सोम कीं 
उपलब्धि हो जाती है, अर्थात्‌ उसमें प्रत्यक्ष योग्यता होती है, [तानि] ऐसे 
पद [तामानि ] नाम कहे जाते हैं। [तस्मात्‌ | इस कारण (रूपोपलब्धि हो जाने 
के कारण) [तेभ्य:] उनके लिए [पराकाडुक्षा] पर-अ-कांक्षा अन्य कीज- 
अन्य निष्पा की काइक्षा नहीं रहती, [भूतत्वात्‌ ] सिद्ध होने से [स्वे प्रयोगे ] 
अपने अभिधेय अर्थ की अभिव्यक्ति-समय प्रयोग किये जाने पर । 

प्रत्येक पद का अपना अभिधेय अर्थ होता है; उस अर्थ को प्रकट करने के 
लिए जब उस पद का प्रयोग उच्चारण आदि रूप में किया जाता है, तब उसका 
वह अभिषेय अर्थ विद्यमान होने से प्रत्यक्ष रूप में उपलब्ध होने के योग्य है, तो 
वह पद अपने विद्यमान अर्थ को अभिव्यक्त कर निराकांक्ष हो जाता है। अपने 
विद्यमान अर्थ की अभिव्यक्ति कर देना पद-प्रयोग का प्रयोजन है। यही उसकी 
आकांक्षा है। अर्थ बोधित हो जाने पर उसकी आकांक्षा की पूर्ति हो जाती है। 
ऐसे सोम, श्येन, चित्रा, स्वर्ग काम, पशुकाम आदि पदों के अर्थ स्थायी हैं, विद्यमान 
हैं। इन पदों के प्रयोग होने पर इन अर्थों को उत्पन्न करने की अपेक्षा नहीं रहती। 
ऐसी दशा में जिज्ञासु ने ऐसे पदों को आख्यात-पदों की सीमा में लाने के लिए जो 


अथ द्वितीयाध्याये प्रथम: पादः २०१ 


एतत्सम्बन्धी आकांक्षा का निर्देश किया था, वह निराधार व असंगत हो जाता 


है ॥३॥। 
इसी प्रसंग में आख्यात का स्वरूप क्या है ? सूत्रकार ने बताया-- 


थेषां तृत्पत्तावर्थे स्वे प्रयोगो न विद्यते तान्याख्यातानि, 
तस्मात्तिभ्यः प्रतोयेताशितत्वात्‌ प्रयोगस्प ॥ड॥ 


[सेषास्‌] जिन पदों का [तु] तो [उत्पत्तो] उच्चारणरूप उत्पत्ति के 
अवसर पर [अर्थ स्वे ] अपने वाच्य अर्थ में [ प्रयोगों न विचते | प्रयोग नहीं होता, 
अर्थात्‌ पदों के उच्चारण-काल में उनका अर्थ विद्यमान नहीं रहता [वानि 
आख्यातानि ] वे पद आलुयात -- माववाचक कहे जाते हैं। [तस्मात्‌] इस कारण 
[तिम्य:] उन आख्यात-पदों से अपूर्व की [अ्रतीयेत ] प्रतीति-जानकारी की जाती 
है, [आश्चितत्वात्‌ ] आश्रित होने से, पुरुष के अधीन होने से [ श्रयोगस्य | प्रयोग- 
यागानुष्ठान के । 

“बजेत' पद के उच्चारण-काल में इसका अथ॑--क्रियानुष्ठानरूप याग तथा 
उससे निष्पाद्य अपुर्व--अपने वस्तु सत्‌-रूप में विद्यमान नहीं रहंते। वह यागा- 
नुष्ठान पुरुष-प्रयत्न के अधीन है। पुरुष द्वारा यागानुष्ठान किये जाने पर ही उससे 
अपूर्वे (संस्का रविशेष) की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार 'यजेत' पद स्वर्गकामना- 
वाले पुरुष को प्रेरित करता है कि वह यागानुष्ठान द्वारा अपूर्व को उत्पन्न करे । 
श्जेत' का यही अर्थ है--'यागेन भावयेत्‌'--यागसाघन से “भावना” करे। 
आवना <-अपूर्व का निष्पादन, यागानुष्ठान से अपूर्व का उत्पादन होकर, वह 
स्वर्गकामना को पूर्ण कराता हैं। इसके विपरीत सोम आदि द्रव्यवाचक एवं 
अच्य गुणवाचक पदों के अर्थ --सोम आदि द्रव्यों की वस्तुसत्ता--विद्यमानता-- 
अपने अस्तित्व में आना अथवा अस्तित्व का लाभ करना पुरुष-प्यत्न के अधीन 
नहीं है। सोम पढ के उच्चारण से पहले ही उसके अर्थ सोम-बस्तु का अस्तित्व 
बना रहता है, उच्चारण के समय वह विद्यमान है। उस अर्थ की सत्ता के लिए 
पुरुष को कोई प्रयत्व नहीं करना, फलत: वह पद अपने अर्ये को बोधित कर नि रा- 
कांक्ष हो जाता है, पुरुष को अगनी सिद्धि में प्रेरित नहीं करता; जबकि 'यजेत' 
पद धात्वभे- -साग से निष्पाद्य 'अपुर्व' (जो अभी तक अपने अस्तित्व में नहीं है, 
इसीलिए अपूर्व है) के निष्पादन के लिए पुरुष को प्रेरित करता है। इसी कारण 
आख्यात-पदों को अपूर्व का उपपादक माना गया है। अन्य द्रव्य-गुणवाचक पद 
याग के साधनद्रव्यों व प्रक्रिया आदि को भ्रस्तुत कर यागानुष्ठान में सहायक 
होते हैं ।४॥ (इति अपूर्वस्य आख्यातपदश्रतिपाद्यताधिकरणम्‌ू--१) । 


श्०्२ मीमांसा-दशेन 


(अपूर्वस्थास्तित्वाधिकरणम्‌--२ ) 

शिष्य जिज्ञासा करता है-. अपूर्व आख्यात्त पद प्रतिषाय है, यह तो बाद की 
बात है; पहले यह तो निड्चय किया जाय कि अपूर्व का अस्तित्व भी है, या 
नहीं ? सृत्रकार ने बताया-- 

चोदना पुनरारम्भः ॥५॥ 

[चोदना ] अपूर्व है, [पुनः] क्योंकि [आरम्भ:] वैदिक वाहूमय में स्वर्ग- 
साधन याग ( --स्वर्गकामो यजेत) का आरम्भ -- उपदेश किया गया है। 

सूत्र के प्रथम पद का अर्थ यहाँ वह “अपूर्व' है, जो यागानुष्ठान से निष्पनत 
किया जाता अथवा उभारा जाता है। इस पद का कमंवाचक विग्रह करने से उक्त 
अथें का लाभ होता है--“चोथ्ते-आक्षिप्यते-उद्भाव्यते या सा चोदना । यागा- 
नुष्ठान से चोदित, आक्षिप्त अथवा उद्भावित होती है, वह चोदना है । ऐसा तत्त्व 
केवल वह अपूर्व है। 'पुन:' पद 'यतः” के अथे में प्रयुक्त हुआ है | यह आज के 
भाषागत प्रयोगों से अनुमोदित है। अपूर्द का अस्तित्व क्‍यों मानना पड़ता है ? 
क्योंकि वेदिक वाहमय में स्वर्ग की कामनावालों के लिए याग का विधान किया 
गया है। याग अनुष्ठानरूप क्रिया है; क्रिया केवल अनुष्ठान तक जीवित है, 
अपना अस्तित्व रखती है, आगे नष्ट हो जाती है। परच्तु वैदिक वाडमय में 
बताया गया याग का फल स्व, कालान्‍्तर में प्राप्त होता है; उससे बहुत पहले 
यागरूप क्रियानुष्ठान के न रहने से स्वगंफल का लाभ असम्भव होगा, क्योंकि 
कोई फल-कार्ये बिना कारण के नहीं भिलता | तब वैदिक वाक्य--“स्वर्ग कामो 
यजेत' इत्यादि अनर्थंक--असंगत हो जाएगा, जो अभीष्ट नहीं, अथवा अनिष्ट 
है। उसकी सार्थकता व संगति को अक्षण्ण रखने के लिए यह मानना न्‍्याय्य है 
कि कर्मानुष्ठान अधूर्व-उद्भरावन द्वारा स्वर्गफल को लाभ कराने में कारणरूप से 
विद्यमान रहता है। 

यदि द्रब्य-गुणवाचक पदों को अपूर्व का विधायक माना जाता है, तो बह 
द्रव्यादि ही विधायक होगा, जिसका नामोल्लेखपूर्वक निर्देश किया गया है। यदि 
वह संस्कृत द्रव्य नष्ट हो जाय, अथवा उपलब्ध ही न हो, जैसे अब सोम उपलब्ध 
नहीं है, अथवा किसी प्रकार दूषित हो जाय, तो आधार द्रव्य आदि के न रहने 
से अपूर्व की उद्भावना ही न हो पाएगी। ऐसी अवस्था में आचार्यों ने यज्ञानुष्ठान 
की पूर्ति के लिए तो नष्ट, दृषित या अनुपलब्ध द्रव्य के प्रतिनिधि अन्य द्वव्य का 
विधान किया है; परन्तु वे यथाथुत द्रव्यादि न होने पर अपूर्व के उद्भावक नहीं 
माने जा सकते, अतः माववाचक (--आख्यात) पद ही अपूर्व के बोधक हैं, यह 
सिद्धान्त निश्चित होता है । इससे अपूर्व का अस्तित्व निर्बाध प्रमाणित है ॥४॥ 
(इति अपुर्व स्थास्तित्वाधिकरणम्‌--२ ) । 


अथ ट्वितीयाध्याये प्रथम: पाद: २०३ 


(कर्मंणां ग्रुणप्रधानभावविभागाधिकरणम्‌--३) 

शिष्य जिज्ञासा करता है--यह तो ज्ञात हो गया कि भाव पद ही कमंजन्य 
अपूर्व के बोधक हैं; परन्तु भाव पद अनेक प्रकार के हैं -'पजति, जुहोति, 
ददाति' इत्यादि एक प्रकार है, तथा “दोग्घि, पिनष्टि, विलापयति' इत्यादि 
दूसरा प्रकार है। उतमें सन्देह है--क्या ये सब प्रधान कर्मजन्य अपूर्व के बोधक 
हैं ? अथवा इनमें कतिपय संस्कार-कर्म के ज्ञापक हैं ? भावार्थक होने की समा- 
नता से सभी को प्रधान कम का वाचक क्यों त माना जाय ? सृत्रकार आचार्य ने 
समाधान किया-- 


तानि हैध॑ गुणप्रधानभूतानि ॥६॥ 


[तानि] आरूयातपद-बोधित वे कर्म [ दम ] दो प्रकार के हैं--[ गुणप्रधान- 
भूतानि ] गुणभूत --गौण और प्रधानभूत--मुख्य । 

दो प्रकार के जो भाववाचक पद बताये हैं, उतमें कतिपय 'यजति, जुहोति, 
ददाति' प्रधान कर्म के वाचक हैं; कतिपय--'दोगिधि, पिनष्टि, विलापयति' 
संस्कार-कर्म के वाचक हैं। ये दो विभाग हैं--पहला मुख्य, दुसरा गौण। ये 
सभी भाववाचक पद अथंवाले हैं, अथवा विश्वेष प्रयोजन रखते हैं। जेसे 
अधान माववाचक पद स्वर्ग साधन अपूर्व का बोध कराते हैं, ऐसे ही गौण भाव- 
वाचक पद याग में उपयोगी द्रव्यों के संस्कार आदि से आंशिक अपूर्व का बोध 
कराते हैं। संस्कृत होकर निर्दोष द्रव्य का ही यागर में उपयोग किया जाना ज्ञास्त्र- 
विहित है। प्रधान कर्म के जज भूत होने से ये कर्म तत्सम्बन्धी अपूर्व के ज्ञापक तो 
होते हैं, परन्तु स्वर्ग के साधन अपूर्व के साक्षात्‌ बोधक नहीं होते ॥६॥। 

श्षिष्य जिज्ञासा करता है--इसमें नि३चायक हेतु क्या है कि एक प्रकार 
स्वरग-साधन अपूर्व का बोधक है, दूसरा नहीं ? आचार्य सूत्रकार ने बताया--- 


येद्रवव्यं न चिकीष्यंते तानि प्रधानभूतानि द्रव्यस्य 
गुणभूतत्वात्‌ ॥७॥१ 


[ये:] आदुयात-पदवोध्य जिन कर्मों के द्वारा [द्रव्यम्‌] याग-होम आदि में 
आहुति आदि रूप से प्रयुक्त होनेवाले द्रव्य--घृतस्नामग्री, चरु, पुरोडाश आदि 
[चिकीष्यते ] संस्कृत किए जाने के रूप में चिकीषित [न] नहीं हैं, [तानि] वे 
बआाख्यात-पद [प्रधानभूतानि | प्रधानभूत माने जाते हैं। क्योंकि याग, होम आदि 
की दृष्टि से [द्रव्यस्य ] द्रव्य के [गरुणभूतत्वात्‌ | संस्कार आदि कार्य गौण होने 
से। 

पूर्वोक्त आख्यात-पदों के विभाग के अनुसार कतिपय आख्यात-पदबोध्य कम 


र्ग्ड मीमांसा-दर्शन 


उन द्र॒व्यों के---कूटने, छानने, शोधने, पकाने आदि का विधान करते हैं, जो द्रव्य 
याग आदि अनुष्ठान के समय उपयोग में आते हैं। इसके विपरीत जो आख्यात-पद 
द्रव्य-संस्कार आदि कार्यों का विधान नहीं करते, ऐसे आख्यात-पदों से बोध्य कर्म 
प्रधान विभाग में आते हैं । उनका अनुष्ठान साक्षात्‌ अपूर्बोत्पत्ति द्वारा स्वर्गफल- 
प्राप्ति का साधन होता है। यह प्रधान कर्म का लक्षण किया गया ॥७॥॥ 

अब गुणकर्म का लक्षण सूत्रकार ने बताया-- 


येस्तु द्रव्यं चिकीष्य॑ते गुणस्तत्न प्रतीयेत तस्य 
द्रव्यप्रधानत्वात्‌ ॥८॥ 


[यै:] जिन आख्यात-पदों के द्वारा [तु] तो फिर [द्रव्यम्‌ ] द्रव्य-सम्बन्धी 
[चिकीष्यते |] संस्कार आदि करना अभीष्ठ होता है, [गुण: ] गुणकर्म [तत्र] 
वहाँ--ऐसे आख्यात-पदों में [प्रतीयेत | जाना जाता है। [ तस्य ] उस आख्यात- 
पदबोध्य कर्म के [द्रव्यप्रधानत्वात्‌ ] द्रव्यप्रधान होने से, द्रव्य का संस्कार ही 
उनका मुख्य लक्ष्य होने से । 

ऐसे आख्यात-पदबोध्य कर्म गौण विभाग में आते हैं, जिनका मुख्य लक्ष्य-- 
याग आदि ग्रघान कर्मों के उपयोग में आनेवाले द्रव्यों का संस्कारमात्र है, जैसे--- 
'ब्रीही न्‌ अवहन्ति' वाक्य है-- धान कूटता है । यहाँ 'अवहन्ति' आख्यात का अर्थ 
धान कूटने तक सीमित है, इसका इतना ही प्रयोजन है--घान कूटकर चावल 
अलग ओर तुष--छिलका अलग कर दिया जाय । इसी प्रकार अन्य वाक्य है-- 
“तण्डुलान्‌ पिनष्टि--चावल पीसता है। यहाँ 'पिनष्टि' क्रिया चावल के पिस जाने 
पर सार्थक, सफल हो जाती है। ये इनके इष्ट फल हैं। अपने प्रयोग का फल 
सम्पन्न हो जाने से ये अन्य किसी फलोत्पत्ति की कल्पना के लिए षण्ड हैं। ये 
केवल प्रधान कर्म के लिए संस्कृत द्रव्यों को प्रस्तुत कर उनके उपयोगी मात्र हैं, 
परार्थ हैं। अतः ये गौण कर्म माने जाते हैं ॥५॥। इति कर्मंणां गुणप्रधानभाव- 
विभागाधिकरणम्‌--३) । 


(सम्माजनादीनामप्रधानताधिकरणम्‌--४) 


शिष्य जिज्ञासा करता है--कर्मों के गुण-प्रघान भाव का विभाग होने पर भी 
कतिपय वाक्यों में सन्देह है। वाक्य हैं--./स्न्‌ चः सम्माष्टि, अग्नि सम्माष्टि, 
परिधि सम्माध्टि'--ल्लुच्ों का, अग्नियों का, परिधियों का सम्मार्जन करता है, 
उन्हें साफ़ करता है; तथा 'पुरोडाशं पर्यग्निकरोति'---पुरोडाश का पर्यग्निकरण 
करता है, अर्थात्‌ पुरोडाश के चारों ओर अंगारों को प्रदक्षिणा के समान दाहिनी 
ओर से लगाकर चारों ओर घुमाता है। इनके विषय में सन्देह है--क्‍्या ये 
सम्मार्जज और पर्यम्निकरण प्रधान कमे हैं, अथवा भ्रुणकर्म ? सातवें सूत्र में 


अघ वितीयाध्याये प्रथम: पार्द: ३०५ 


बताए नियम के अनुसार इनका कोई दृष्टफल प्रतीत न होने से इन्हें प्रधान कमें 
क्यों न माना जाय ? सूत्रकार ने प्रथम शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित किया--- 


धर्ममात्रे तु कर्म स्थादनिव त्तेः प्रयाजबत्‌ ॥६॥ 


[धर्ममात्रे ] धर्म--अधूर्व की उत्पत्ति के विषय में [तु] तो [ कर्म ]सम्माजन 
आदि कर्म [स्थात्‌ ] होवें, अर्थात्‌ सम्मार्जंन आदि कर्म भी अपूर्व के उत्पादक 
होने से प्रधानकर्म माने जाने चाहिएँ। [अ-निर्वृत्ते-| सम्माजंन आदि खुच्‌ 
आदि द्रव्य के उपकारक हैं, इस बात की निर्वेत्ति-- सिद्धि न होने से । 

खुच्‌ -- जुहू, उपभूत्‌ और प्युवा तामक तीनों यज्ञिय पात्रों का कुशा-तृणों से 
सम्मार्जन किया जाता है, इनके आग्रे-पीछे कुशा-तृण फिराकर इन्हें साफ किया 
जाता है। इसी प्रकार अग्नि के अंगारों पर राख आदि आ जाने से कुझा-तुणों 
द्वारा उसे भाड़ दिया जाता है, यही उसका सम्मान है। ऐसे ही परिधियों का 
सम्मार्जन' होता है। पुरोडाश के पर्यग्निकरण' में तथा खुच्‌ आदि के सम्मार्जन 
में कोई दुष्ट फल प्रतीत नहीं होता; अतः सप्तम सूत्र में बताई व्यवस्था के 
अनुसार इन कर्मों को अदृष्ट (अपूर्व) का उत्पादक प्रधानकर्म मानना चाहिए। 
जैसे 'प्रयाजान्‌ू यजति' वाक्य में 'प्रयाज करें से अपूर्व का उत्पादन करे' यह अर्थ 
जाता जाता है, ऐसे ही 'खुचः सम्माष्दि' इत्यादि वाकक्‍्यों में 'लुचू आदि पात्रों 
के सम्माजंन से अपूर्व को उत्पन्न करे” अर्थ विदित होता है; अतः इनको भी 
अपूर्वोत्पादक कर्म के विधायक वाक्य माना जाना उपयुक्त होगा ॥६॥ 

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


तुल्यश्रुतित्वाद्दा इतरैः सधर्म स्थात्‌ ॥१०॥॥ 


[तुल्यश्ुतित्वात्‌] तुल्यश्॒वण होने से, द्रव्यों में द्वतीया विभक्ति का, 
[वा] पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है---प्म्माजंन आदि प्रधान कर्म नहीं। 


१. खुच्‌ आदि के सम्मार्जन के विषय में वैदिक वाड्मय के ये स्थल द्रष्टव्य हैं--- 
श० ब्रा०ण, श३।११॥ तै० ब्रा० ३॥३ १ १॥ कात्या० श्रौत० ३॥१५२॥ 
ते० ब्रा० ३३३।७।४॥ परिधि उन बसाद व ढाक की समिघाओं का नाम है, 
जो यज्ञकुण्ड के चारों पात्रोपयोग के लिए रक्‍्खी जाती हैं। 

यज्ञकुण्ड की आग को सुरक्षित रखने के लिए उसे ढाँपने के साधन 
या पात्र की नाम भी 'परिधि' है। 

२. कात्या० श्रौत० २५१२२॥ श्रौत पदार्थ तिवंचन, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ 

१८, संख्या १४४; यु० मी०। 
हे. 'सघर्मा' इति सुबोधिनीपाठ: ॥ 


३०६ मौमांसा-दर्शन 


[झतई: | अन्य 'अवहनन' आदि गौण कर्मों के साथ [ सधने ] समान घर्मवाल 
स्थात्‌] है। 

“खुच: सम्माध्टि' आदि वाक्यों में 'खुच्‌' आदि पद ह्वितीया विभवित के सार 
प्रयुक्त हैं। इन वाक्यों में द्वितीया विभवित्त 'ब्रीहीन्‌ अवहन्ति, तण्ड्लान्‌ पिनष्टि 
इत्यादि वाक्‍्यों के समान ही सुनी जाती है। इन वाक्यों के सम्बन्ध में यह निरचर 
किया गया है" कि द्वितीया विभकित कर्म कारक में होती है; पाणिनीस नियस 
[१४४६] के अनुसार “कर्म” संज्ञा उसकी है, जो कर्त्ता को ईप्सिततम हो; 
अर्थात्‌ कर्त्ता के अत्यन्त अभिलषित साधनद्रव्य की कर्म संज्ञा होती है। 'ब्रीहीन 
अवहन्ति' में कर्त्ता को-अवहनन-- कूटना क्रिया द्वारा--ब्री हि-घानों को तुषरहित 
करना ही अत्यन्त अभीष्ट है, यह द्वित्तीया विभक्ति का प्रयोग स्पष्ट करता है। 
अवहनन द्वारा ब्रीहि का यह संस्कार दृष्टफल है। जहाँ दृष्टफल क्रिया का 
स्पष्ट प्रतीत होता है, वहाँ अदृष्ट (अपू्बे) की कल्पना अन्याय्य सान्ी गई है। 
इस प्रकार जैसे 'ब्रीहीन्‌ अवहत्ति' इत्यादि वाक्य द्रव्य-संस्कार के विधायक होने 
से द्रव्यप्रधान हैं, और इसी आधार पर गौण कर्म माने जाते हैं, ठीक इसी 
प्रकार “लू चः सम्माष्टि! इत्यादि वाक्‍यों में भी 'खुच्‌' आदि पदों के साथ द्वितीया 
विभक्त का श्रवण यह स्पष्ट करता है कि कर्त्ता को सम्माजं॑न-क्रिया के प्रति 
“खुच्‌' आदि साधनद्रव्य अत्यन्त अभिलषित हैं, और सम्माजंन आदि द्वारा 
उनका संस्कार करता* (सफाई आदि करना) ही उसे अभीष्ट है । अत: सम्मार्जन 
आदि का दृष्टफल स्पष्ट प्रतीत होने से उनके अदृष्ट फल की कल्पना करना 
अन्याय्य होगा। फलत: 'ब्रीहीन्‌ अवहन्ति' इत्यादि वाकक्‍्यों के समान खुचः 
सम्माष्टि' इत्यादि वाक्यों में भी द्वितीया विभक्ति के तुल्य श्रवण से उनके समान 
इन्हें भी प्रधान कर्म नहीं माना जा सकता ॥ १०॥॥ 

श्षिष्य पुनः जिज्ञासा करता है--क्या द्वितीया विभक्तत प्रघानकर्म में ही 
होती है, गौण कर्म में नहीं ? सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित किया-- 

द्रव्पोपदेश इति चेत्‌ ॥११॥ 


[दृव्योपदेदाः | द्रव्य का उपदेश्ष -द्रव्य की प्रधानता का निर्देश 'लुचः 
सम्माप्टि! इत्यादि वाक्यों में है, [इति चेत्‌ ] ऐसा यदि मानते हो, तो यह ठीक 
नहीं । 

ढ्वितीया विभवित् सर्वत्र प्रधान कर्म में ही हो, ऐसा नियम नहीं. है; गुणभूत 
कर्म में भी द्वितीया विमक्ति देखी जाती है, जैसे ---सकतून्‌ जुहोति' वाक्य है-- 
सत्तुओं को आहुत करता है, अग्नि में उन्तकी आहुति देता है। यहाँ “सकतु' पद 


१. द्रष्टव्य--चालू पाद का तृतीय अधिकरण । 


अंथ ह्वितीयाघ्याये प्रथमः पाद: दा] 


गुणभूत है, प्रधान नहीं ; क्योंकि यह याग या होम के लिए है; याग या होम प्रधान 
है, सकतु नहीं । यहाँ गुणभूत में द्वितीया विभक्ति है। ऐसा हो 'ख्‌.चः सम्माष्टि 
आदि वाक्यों में मान लेना चाहिए। इसी प्रकार अन्य भी वाक्य हैं--'मारुतान्‌ 
जुहोति'--मस्तों के लिए उद्दिष्ट पुरोडाझों को अग्नि में होमता है। यहाँ पर भी 
मारुत पुरोडाश होम के लिए हैं, होम प्रधान है, द्रव्य गुणभूत है; वहाँ द्वितीया 
विभक्ति है । ऐसा ही अन्य वाक्य--'एककपालं जुहोति' है। एक कपाल में 
संस्कृत पुरोडाश को अग्नि में होमता है। यहाँ होम के प्रधान होने पर गुणभूत 
द्रब्य पुरोडाश के लिए प्रयुक्त पद 'एककपाल' में द्वितीया विभक्ति है। 

गुणभूत द्वव्य में द्वितीया विभक्ति के माने जाने से द्रव्य की अप्रधानता और 
सम्मार्जन-क्रिया की प्रधातता अवगत होती हैं। इससे सम्मार्ज॑न को अपूर्व का 
उत्पादक क्यों न माना जाय ? ॥११॥ 

आचाय॑ सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाघान किया-- 


न तद्थेत्वाल्लो कवत्‌ तस्य च शेषभूतत्वात्‌ ॥१२॥ 


[न] ग्रुणभूत में द्वितीया विभक्ति होती है, यह कथन ठीक नहीं, 
[तदथैत्वात्‌] होम के लिए होने से, [लोकवत्‌ | लोक के समान, लोक में मी 
तदर्थ में द्वितीया विभकति देखी जाती है। [वस्य च] और उस खुच्‌ आदि 
के [शेषभूतत्वात्‌ | अद्भ भूत होने से; याग के लिए उपयोगी साधन आज्य आदि 
हवि के घारण करने में स्र्‌च्‌ू आदि अपेक्षित होने से उसके अद्ध हैं। 

ढितीया विभक्त गुणभूत में नहीं होती, यह प्रथम स्पष्ट किया जा चुका है। 
द्वितीया विभक्ति कर्म कारक में होती है; कम संज्ञा उसी पद की होती है, जिसका 
बोध्य अर्थ कर्त्ता को अत्यन्त अभिलषित'” हो । प्रहइन उठता है--याग या होम में 
द्रव्य गुणभूत है, और गरुणभूत में द्वितीया विभकति नहीं होती, तो 'सक्तून्‌ 
जुहोति” वाक्य में गुणभूत “सकतु' द्रव्य पद से ह्वितीया विभकित कंसे ? उत्तर 
स्पष्ट है---'सक्तून्‌ जुहोति' वाक्य का अर्थ है--+सक्तुभिह॑विद्रव्य: होम॑ भावयेत्‌' 
सक्तु-संज्ञक ह॒विद्रव्यों से होम को भावित करे--सिद्ध करे। “जुहोति' क्रियापद 
में 'हु! का अर्थ 'होम' और “सि' का अर्थ 'भावता' है। यहाँ पर कर्त्ता को अत्यन्त 
अभिलषित अर्थ होम है, जो 'जुहोति' में अन्तहित है । उस अत्यन्त ईप्सित होम 
का अनिवाय॑ साधनद्रव्य सक्‍्तु हैं। यहाँ होम प्रधान और सकतु ग्रुणभूत हैं; 
परन्तु सक्तुओं के होमार्थ होते के कारण [ तदर्थत्वात्‌ | सबतु पद के आगे द्वितीया 
विभक्ति औपचारिक है, गौण है। होम का अनिवार्य साधन होना ही यहाँ औप- 
चारिकता है । तात्पयं है--होम अपूर्व का उत्पादक है, वह प्रधानभूत है, सकतु 


१. द्रष्टव्य--पाणिनि सूत्र [२।३२ तथा १।४४६ ] 


श्ण्द मीमांसा-दर्शन 


होम का अनिवार्य साधन होने से होम का प्राघान्‍्य सकतु में उपचरित है, अतः 
यहां द्वितीया प्रवृत्त हुईं। होम का सम्पादन कर सकतु का प्रयोजन पूरा हो जाता 
है। आगे कुछ भी उत्पन्न करने के लिए वह षण्ढ है। 

यदि होम-सम्पादन के लिए कर्त्ता को सकतु ईप्सिततम है, तो द्वितीया 
विभक्ति के प्रयोग में कोई बाधा नहीं । परन्तु इस प्रसंग में प्रधानभाव और ग्रुण- 
भाव का आधार अपूर्वोत्यादन है। अपूर्व का उत्पादक प्रधान, अन्य यौण है । इस 
अ्रकार क्रियापदबोध्य याग या होम ही प्रधान हैं; अन्य उनके साधनभूत द्रव्य 
आदि गौण हैं। 'स्लचः सम्माष्टि' आदि वाक्‍्यों के विषय में दसवें सूत्र पर विवरण 
दे दिया गया है ॥१२॥ (इति सम्मार्जतादीनामंत्रधानताकरणम्‌--४) । 


(स्तोत-शस्त्रप्राधान्याधिकरणम्‌--५) 


शिष्य जिज्ञासा करता है---देवताओं का स्तवन और शंसन किया जाता है। 
क्या यह देवता के प्रति गुणभूत है ? अथवा प्रधान है ? स्रूचों के सम्मार्जन आदि 
के समान इन्हें भी गरुणभूत क्‍यों न माना जाय ? सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को 
सूत्रित किया-- 


स्तृतशस्त्रयोस्तु संस्कारों याज्यावत्‌ देवता5भिधानत्वात्‌ ॥१३॥ 


[ स्तुतशस्त्रयो: | स्तवन +- सामगान ह्वारा स्तुति, और शस्तर-शंसन >- यथाभूत 
ऋडमन्त्र का पाठ, ये दोनों [तु] तो [ संस्कार: | संस्कार कर्म हैं, [याज्यावत्त | 
याज्या के समान, जैसे याज्या संस्कार-कर्म है, ऐसे हो [देवताओभिघानत्वात्‌ ] 
देवता का कथन करने से स्तोत्र और शस्त्र को संस्कार-कर्म मानना चाहिए। 

सामगान द्वारा देवता की स्तुति के रूप में उसका वर्णन या कथन 'स्तोत्र' 
कहा जाता है। यथापठित ऋग्मनत्र का उच्चारण करते हुए देवता के गुणकथन 
को “शस्त्र” कहते हैं। सूत्र में उदाहरण 'याज्यावत्‌” दिया गया है। श्रौत याग्रों 
में हव्य-द्रव्य की आहुति देने के लिए विभिन्‍न दो मल्त्रों का प्रयोग किया जाता 
है। पहले मन्‍्त्र का प्रयोजन है--अभिप्रेत देवता का मन्त्रोच्चारणपूर्वक स्मरण 
करना; अन्य मन्त्र से उसी देवता को उद्देश्य कर ह॒वि-द्रव्य की आहुति दी जाती 
है। इनमें पहला मन्त्र 'पुरोधतुवाक्या' और दूसरा 'याज्या' कहा जाता है। जैसे 
याज्या में देवताकथन यागसाधन में उपकारक है, और वह संस्कारकर्म ---ग्रणकर्म 


१६: पगीतमन्‍्त्रसाध्यगुणिनिष्ठगुणाश्रिधानं स्तोत्रमू--गाये जाते ऋग्गन्‍्त्रों से 
ग्रुणी के गुण का कथन स्तोत्र, तथा अप्रगीतमन्जसाध्यगुणिनिष्ठगुणाभिषानं 
शस्त्र । बिना गाए यथापठित ऋग्गन्‍्त्रों से गुणी के गुण का कथन शस्त्र 
कहा जाता है । 


अंथ द्वितीयाघ्याये प्रथम: पादः २०७ 


माना जाता है, ऐसे ही स्तोत्र और शस्त्र हैं। स्तवत और श्ंसन में याज्या के 
समान देवता का कथन होने से इन्हें भी धस्कारकर्म-गुणकर्म माना जाना चाहिए। 
स्तवन और शंसनविषयक वाक्य वैदिक “वाहूमम में देखे जाते हैं--'आज्येः 
स्तुवते, पृष्ठ: स्तुवते' आज्यसंज्ञक एवं पृष्ठसंज्ञक स्तोत्रों से देवता की स्तुति 
करता है; इसी प्रकार 'प्रडगं शंसति, निष्केवल्यं शंसति'--प्रउगसंज्ञक शस्त्र को 
पढ़ता है, निष्केवल्य शस्त्र को पढ़ता है,--ये स्तवन और शस्त्र गुणवचन हैं। ये 
ऐसे ही वाक्य हैं, जैसे--इन्द्र स्य नु वीर्याणि प्रवोचम्‌' (ऋ० १॥३२।१) 'इन्द्र के 
पराक्रम का वर्णन करता हूँ', इत्यादि वाक्य हैं। ये स्‍्तवत और शंसन-कर्म भी 
देवता के गुणों का वर्णन करते हैं, यही इनका प्रयोजन है। देवता-सम्बन्धों गुणों 
के प्रकाशनरूप संस्कार से इन्हें गुणकर्म मानना युक्त होगा ॥१३॥ 
आचार्य सूत्रकार जिज्ञासा का समाधान करता है-- 


अर्थेन त्वपक्ृष्येत देवतानामचोदनाथेस्य गुणभ्तत्वात्‌ ॥१४॥ 


[अर्थेत] अर्थ के अनुसार अर्थात्‌ देवताप्रकाशनल्‍ूप प्रयोजन से [तु] तो 
(यह पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है), [अपकृष्येत | अन्यत्र ले-जाया 
जायेगा [देवतानामचोदना | देवतावाचक नाम से युक्‍त मन्त्र द्वारा किया जाने 
बाला स्तवत और शांसन का यह विधान, [अर्थेस्य] स्तवन और शंसनरूप कर्म 
के [ग्रुणभ्रूतत्वात्‌ | देवता के प्रति गुणभूत होने से 

सोमयाग के अन्तगंत माहेन्द्र (महेन्द्र देवता के उद्देश्य से किए जानेवाले) 
ग्रहयाग की सन्निधि में 'इन्द्रप्रगाथ' पठित है। 'इन्द्रप्रगाध/ पद का अर्थ है-- 
इन्द्र का स्तवन व प्रशंसन करनेवाले मन्‍्त्र। ये मन्त्र ऋ० ७३२२२, २३ हैं। 
जब इन मन्‍्त्रों द्वारा सामगान के रूप में देवता की स्तुति की जाती है, तब इसका 
ज्ाम 'स्तोत्र” तथा जब यथापठित मन्त्र द्वारा पाठ करके देवता की भ्रशंसा की 
जाती है, तब 'शस्त्र' कहा जाता है। ये स्तोत्र व ढस्त्र देवता के स्तवनरूप 
स्व॒तन्त्र कम हैं, एवं अपूर्व के उत्पादक हैं। परमात्मा की स्तुति करने से आत्मा 
में धर्म-विज्ेष का उद्रेक होता है; वही अदृष्ट व अपूर्ब की उत्पत्ति है । 

यदि स्तोन्न और हास्त्र को संस्कारकर्म माना जाता है, तो बह मन्त्रनिर्देश 
गौण होगा, तथा देवता प्रधान । संस्कारकर्म का तात्पयं है--अकृत अनुष्ठान में 
मन्त्र द्वारा देवता को प्रस्तुत करवा । देवता के वर्णन के लिए प्रयुक्त होने के कारण 
मन्त्र, देवता की प्रतियोगिता में गुणभूत तथा देवता प्रधान है। ऐसी स्थिति में 
इन्द्र देवताविषयक स्तोत्र-शस्त्र को माहेन्द्र ग्रहयाग के सामीप्य से हटाकर वहाँ 
स्थानान्तरित करना होगा, जहां इन्द्र देवता के उद्देश्य से अनुष्ठान का विधान 
हो; क्‍योंकि स्तोत्र आदि द्वारा देवता का प्रस्तुत करना वहीं अपेक्षित होगा। ऐसी 
दशा में “इन्द्रप्रभाथ' (इन्द्रविषयक स्तोत्र-झस्त्र) जिस क्रम में पढ़ा है, उसकी 


२१० मीमांसा-दर्शन 


बाधा होगी; तथा स्थानान्‍्तरित होने से माहेन्द्र ग्रहघाग के सामीष्य का भी 
अवरोध होगा, अर्थात्‌ यह सामीप्य भी बाधित होगा । अतः प्रस्तुत स्तोत्र-शस्त्र को 
संस्कारकर्म माने जाने के पक्ष का--दोषपूर्ण होने से--परित्याग करना ही 
उचित है । 

फलत: ये स्वतन्त्र कमे हैं, जो इन्द्ररूप परमात्मा की स्तुति आदि द्वारा 
आध्यात्मिक भावनाओं के उद्भांवनरूप अपूर्व के उत्पावक हैं ॥।१४॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है-ऐन्द्र स्तोत्र-शस्त्र को संस्कारकर्म ही क्यों न माना 
जाय ? महेन्द्र ग्रहयाग की सन्निधि में इन्द्रप्राथ (ऐन्द्र स्तोत्र-शस्त्र) के पठित 
होने मात्र से उक्त पक्ष का परेत्याग करना आवश्यक न होगा; क्योंकि महेन्द्र 
और इन्द्र एक ही देवता है। शिष्य की जिज्ञासा को आचार ने सूत्रित किया-- 


वशावद्वा गुणार्थे स्थात्‌ ॥१५॥ 


[बशावत्‌ ] वशा के समान [वा | निश्चित रूप से [ गुणार्थम्‌ ] गुणनिर्देश के 
लिए [स्थात्‌ ] है, ऐन्द्रप्रगाथ । 

माहेन्द्र प्रहयाग प्रसंग में पठित ऐन्द्र स्तोत्र-शस्त्र को स्थानान्तर करने की 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महेन्द्र और इन्द्र पदों से बोधित देवता एक ही है। 
यह स्पष्ट है, "महेन्द्र! पद महत्त्व-युणसहित इन्द्र का कथन' करता है, जबकि 
केवल 'इन्द्र' पद महत्त्व-गुणरहित इन्द्र का। परन्तु शास्त्र में अन्यत्न ऐसा देखा 
जाता है कि गुणनिर्देश से रहित पद भी गुणसहित अर्थ के निर्देश के लिए प्रयुक्त 
होता है | अतिदेश वाक्य है--/छागस्थ' वाया मेदसोनुब्र्‌ हिं' छाग की वपा और 
भेद के लिए कथन करो । यहाँ “छाग' पद जातिवाचक होने से पुंल्लिग-स्त्रीलिंग 
सबका बोधक है। अतः 'छाग' पद यहाँ 'छागी' का वाचक है, जिसके लिए कहा 
गया है--'सा वा एषा सर्वेदेवत्या यदजा बद्ञा' निश्चय ही वहू सब देवताओं वाली 
है जो यह वशा (वन्ध्या) अजा है। मूल में 'छाग' पद उक्त प्रकार से छागी का 
वाचक गुणरहित प्रयुक्त भी वशा-- (वन्ध्यात्वगुणयुक्त ) अजा का निर्देश करता 
है। इसी प्रकार माहेन्द्र ग्रहयाग प्रसंग में पठित ऐन्द्रप्रगाथ का 'ऐन्द्र! पद गुणरहित 
भी, महत्त्व--गुणसहित इन्द्र (महेन्द्र )का बोधक होगा। अतः ये एक देवता होने 
से ऐन्द्रप्रगाथ का इन्द्र देवतावाले कम में स्थानान्तरण अपेक्षित नहीं है। अतः 
पूर्वोक्त कोई दोष न होने से इन्द्र-सम्बन्धी इस स्तोत्र-शस्ञ को संस्कारकर्म 
मानना उपयुक्त होगा ॥१५॥ 

आचायें सूत्रकार ने उक्त जिज्ञासा का समाधान किया--- 


१. तै० ब्रा० ३।६८॥ यजु० २१४ शा 


अथ द्वितीयाघ्याये प्रथम: पाद: र्११ 


न श्रुतिसमवायि' त्वात्‌ ॥१६॥ 


[त्] संस्कार कर्म मानने पर ऐन्द्रप्रगाथ का स्थानान्तरण अपेक्षित न होगा, 
यह कथन युक्त नहीं है; क्योंकि [श्रुतिसमवायित्वात्‌ ] 'महेन्द्र! पद का श्रूयमाण 
तद्धित प्रत्यय के साथ स्पष्ट सम्बन्ध होने से । 

“अभि त्वा झूर नोनिर्मा [ ऋ० ७॥३२।२२, २३ ] इत्यादि ऐन्द्रप्रगाथ (स्तोत्र, 
शस्त्र) की ऋचाओं में 'इन्द्र' पद श्रूयमाण है, अर्थात्‌ श्रुतिपठित है, “महेन्द्र! पद 
नहीं। इसके अतिरिक्त ऐन्द्र: प्रगाथ:' गें “इन्द्र” पद से तद्धित 'अण्‌! प्रत्यम 
'साथ्स्य देवता' [४।२।२४] इस पाणिनि-नियम के आधार पर होता है---/इन्द्रो 
देवता अस्य प्रगाथस्य, इति ऐन्द्र: प्रगाय:” इन्द्र देवता है इस प्रगाथ का, इसलिये 
यह प्रगाथ 'ऐन्द्र' है। यहाँ तद्धित प्रत्यय की प्रकृति “इन्द्र” है; प्रत्यय जिस प्रकृति 
के आगे होता है, उससे मिलकर उसी का बोध कराता है, अन्य का नहीं--यह्‌ 
प्रत्यय का स्वभाव है । इस प्रकार “महेन्द्र! पद के आगे तद्धित प्रत्यय महेन्द्र प्रकृति 
का बोध करायेगा; उसके एकदेश 'इन्द्र'” का नहीं-- 'महेन्द्रो देवता अस्य ग्रहस्य, 
इति माहेन्द्रो ग्रह:' । ग्रह नामक यागविश्वेष ज्योतिष्टोम के अजू हैं। यहाँ 'महेन्द्र 
समस्त (समासयुकक्‍्त महाँस्‍्चासौ इन्द्र: महेन्द्र:) प्रातिपदिक अर्थवान्‌ है; उसका 
एकदेश “इन्द्र' नहीं । यह केवल तद्धितार्थ को अभिव्यक्त करता है, नर्यात्‌ इन्द्र 
को हवि का देवता होना । एक बार के उच्चारण में समासाये--इन्द्र का महत्त्व, 
और तद्धितार्थे--ह॒वि का देवता होना, ये दोनों अर्थ अभिव्यक्त नहीं हो सकते। 
फलत: महेन्द्र से इन्द्र भिन्‍त देवता है, यह स्पष्ट होता है । इस कारण ऐन्द्र प्रमाध +< 
स्तोत्र-शस्त्र को संस्कारकर्म मानने पर इसका स्थानानन्‍्तरण वहाँ प्राप्त होगा, 
जहाँ इन्द्र देवता के उद्देद्य से बाय का विधान हो। ऐसा होने पर सन्निधि की 
बाघा और अपवर्ष (स्थानान्तरण ) आदि दोष भ्रस्तुत होंगे। अतः प्रक्रान्त स्तोत्र- 
शस्त्र को संस्कारकरम माने जाते का पक्ष सर्वथा त्याज्य है ॥१६॥ 

आचार्य सूत्रकार ने इन्द्र और महेन्द्र देवता के भिन्‍न होने में अन्य हेतु प्रस्तुत 
किया-- 


व्यपदेशभेदाच्च ॥१७७ 

[ब्यपदेशभेदात्‌ ]व्यपदेश--निर्देश के भेद से [च]भी, यह जाना जाता है 
कि इन्द्र महेन्द्र से भिन्‍न देवता है । 

दर्श-पूर्ण मास इष्टि के प्रसंग में गो-दोहन के अनच्तर इन्द्र और महेन्द्र भिन्‍न- 


१. रामेइवर सूरि विरचित 'सुबोधिनो” नामक वृत्ति में सूत्र का पाठ 'न श्रृति- 
समवायत्वात' है। 


११३ मीमांसा-दर्शन 


पद्वटित कथन से दोनों का भेद स्पष्ट होता है। वहाँ पर वाक्य हैं--'बहु 
दुग्ीन्द्राय देवेम्यो हवि:' तथा 'बहु दुग्धि महेन्द्राय देवेभ्यो हवि:' गो-दोहन के 
अनन्तर उक्त प्रकार वाणी का उच्चारण किया जाता है। यदि इन्द्र और महेन्द्र 
देवता एक ही हो, तो दोनों पदों से पृथक्‌ कथन करना व्यर्थ होगा | इसके अति- 
रिक्त मस्त्र में विकल्प-दोष भी प्राप्त होगा | इन्द्र और महेन्द्र दोनों को एक देवता 
मानने पर मन्‍्त्रों पर विकल्प हो जायगा कि किसी भी एक मन्त्र से वाणी का 
विसर्जन करे । यह अज्षास्त्रीय होगा; क्‍योंकि ऐसे विकल्प का कोई संकेत यहाँ 
नहीं है ॥ १७॥ 

आचार्य सूत्रकार ने इन्द्र-महेन्द्र देवताओं के भिन्न होने में अन्य दवेतु प्रस्तुत 
किया-- 

गुणश्चानर्थकः स्यात्‌ ॥१८॥ 


[तर] और इन्द्र तथा महेन्द्र को एक देवता मानने पर [ग्रुण:] महत्‌ गुण 
[अनथेकः | अनर्थक --व्यथ | स्थात्‌ ] हो जायगा। 

विधि शब्द से यह जानने पर कि अमुक कर्म में इन्द्र देवता है, उसको हृथि 
दी जानी है, तो इन्द्र-महेन्द्र के एक होने पर जहाँ महेन्द्र देवता है, वहाँ भी इन्द्र 
को हवि दी जायगी, तब इन्द्र के महत्‌ गुण का कथन निष्प्रयोजन होगा। किसी 
विश्लेष्य पद का कोई विशेषण पद उस विश्लेष्य को अन्य विशेष्य से पृथक्‌ रखता 
है। यदि “इन्द्र! का महत्‌ विशेषण उसको अन्य विशेष्य से पृथक रखता, तो वह 
व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त यह भी द्रष्टव्य है कि ग्रह के ग्रहण प्रसंग में 'माहेन्द्र 
अरहं गृह्दाति' कहा है। उसका सम्बन्ध इन्द्र से नहीं है । यदि ऐसा होता, तो 'ऐन्द्र 
प्रहूं गृह्लाति' कहा जाता। तब “महत्‌” गुण का कथन व्यर्थ होता । इससे स्पष्ट 
है--इन्द्र और महेन्द्र पृथक्‌ देवता हैं ॥१८॥ 

सूत्रकार ने इनके भिन्न होने में अन्य हेतु प्रस्तुत किया--- 


तथा याज्यापुरोरुचो: ॥१९६७ 

[तथा ] उसी प्रकार-जिस प्रकार “व्यपदेशभेदाच्च' सूत्र में 'बहु दुग्धि' मन्‍्तों 
में इन्द्र और महेन्द्र का पृथक्त्‌ निर्देश होने से उन्तका भिन्‍न देवता होना सिद्ध है, 
तथा उन्हें अभिन्‍न मानने पर मन्त्र का विकल्प-दोष दिया गया है-- | याज्या 
पुरोछ्चो: | साज्या और पुरोश्नुवाक्या में इन्द्र और महेन्द्र का पृथक्‌ निर्देश है। 


१. दष्टव्य---तै ०बरा० ३॥२१३॥ तथा सन्तुलन करें-“तिसुणु दुग्धासुः बहु दुर्धी- 
न्द्राय देवेम्यो हृविरिति भ्रिरक्त्वा वां विसूजते। साहेखायेति बा॥ प्रानव 
श्रौ० सू० ११ श२९॥ 


अथ द्वितीयाध्याये प्रथम: पादः २१३ 


इन्द्र देबता की याज्या और पुरोष्नुवाक्या, तथा महेन्द्र देवता की याज्या और 
पुरोध्नुवाक्या के भेद से मी इन देवताओं का परस्पर भिन्‍न होना प्रमाणित होता 
है। इन्द्र देवता की पुरोध्तुवाक्या 'एन्द्र सार्नात रगिम्‌ [ऋ० १८१] ऋचा है 
तथा याज्या “प्र ससाहिषे पुरुहृत शत्रून्‌' [ऋ० १०।१८०१] ऋचा है। इसके 
बिपरीत महेन्द्र की थाज्या “मुवस्त्वमिन्द्र ब्रह्मणा महान्‌' | ऋ० १०५०४ ] 
ऋचा है, एवं पुरो$नुवाक्या “'महाँ इन्द्रो य ओजसा” [ऋ० ८।६।१] ऋचा है!। 
इससे इन्द्र और महेन्द्र का भेंद स्पष्ट प्रतीत होता है । यदि इन्द्र और महेन्द्र को एक 
देवता माना जाता है तो याज्या पुरोथ्नुवाक्या में विकल्प प्राप्त होगा। ऐसी 
अवस्था में किसी एक याज्या पुरोझ्नुवाक्या का बाध स्वीकार करना होगा, जो 
अश्ास्त्रीय है ॥१६॥ 

सूत्र १४ में जिज्ञासु द्वारा प्रस्तुत 'बशावत्‌' दृष्टान्त के विषय में आचार सूत्र- 
कार ने बताया -- 


बशायामर्थंसलमवायात्‌ ॥२०॥ 


[वशायाम्‌ ] मन्त्र में पठित 'छाग' पद का प्रयोग--“अजा वशा' के अर्थ में 
किया गया--युक्‍त है, [अर्थसमवायात्‌ ] अर्थे--प्रयोजन से सीधा सम्बन्ध होने के 
कारण। 

“अग्नये छागस्य वषाया मेदसोः्नुब्रूहि' मन्त्र में 'छाग' पद जातिवाचक होने 
से छागी के लिए प्रयुक्त है, यह प्रथम कहा गया। परन्तु छाग या छागी पद से 
किसी कर्म का विधान नहीं है, सोमयाग के अन्तर्गत अग्निषोमीय पशुयाग का 
विधान सर्वत्र बताया हैं। वहाँ लिखा है--सा वा एघा, सर्वदेवत्या यदत्रा वशा, 
वायव्यामालभेत्‌'--निश्चय ही वह सब देबोंवाली है, जो यह अजा वशा है, वायु 
देवतावाली अजा का आलभन करे। यहाँ कर्म का निर्देश अथवा विधान 'अजा 
वशा' पद से किया गया है । प्रइन यह है कि पशुयाग के विधिवाक्य 'अग्तिषोमीयं 
पशुमालभेत' में सामान्यपञ्ु पद का प्रयोग होने से किसी मी पशु का आलभन किया 
जाय ? अथवा केवल अज -- बकरा पशु का ? इस बिषय में आचार्यों ने सिद्धान्त 
किया है*--'छागो वा मन्त्रवर्णातू । अग्नये छागस्य वपाया मेदसो्नुद्गृहि' मन्त्र में 
छाग का निर्देश है । परन्तु छाग' पद के निर्देश द्वारा किसी कर्म का विधान न होने 
से यदि छाग पदबोध्य 'अज' का ग्रहण यहाँ न किया जाय, तो छाम के प्रयोग में 

"समर्थ मन्त्र का पाठ व्यर्थ हो जायगा | इसलिए विधिवाक्य में पठित 'पशु” पद से 


३. द्रष्टव्य --आइवलायन श्रौतयूत्र, (१६।१) । 
२. इसका विस्तृत वर्णन आगे मीमांसा-दर्शंन के अध्याय ६, पाद 5, अधिकरण 
१० तथा सूत्र ३० से ४२ तक में किया गया है। 


03.4 मीमांसा-दर्शन 


छाग--अज पशु का ग्रहण ही अभीष्ट है। 

पशुयाग प्रसंग में कं का विधान करते हुए 'अजा वज्ञा' का निर्देश पूर्वोक्त 
वाक्य में उपलब्ध है। “वशा' पद का अर्थ 'बन्ध्या' है। बन्ध्या होने की विशेषता 
“अजा में ही सम्भव है, 'अज' में नहीं। इसलिए निगमपठित' छाग' पद सीधा 
अजा का बोध करायेगा, अज का नहीं । वन्ध्या होने रूप जर्थे का सम्बन्ध स्व- 
भावत: अजा के साथ है। यहाँ गुणरहित या गुणसहित होने का प्रइन नहीं उठता, 
अतः माहेन्द्रग्रह और ऐन्द्रप्रगाथ के प्रसंग में 'वशा' का दुष्टान्त प्रस्तुत करना 
असंगत है । इन्द्र अपने रूप में पूर्ण देवता है, उसे हृवि के लिए अन्य किसी विशेषण 
की अपेक्षा नहीं है। इसलिए ऐसी दक्ा में यदि 'ऐद्ध प्रगाथ/ को संस्कारकर्म 
माता जाता है, तो इन्द्र देवतावाले कर्म में उसका स्थानान्तरण आवश्यक होगा, 
जो दोषपूर्ण है। अतः इसे प्रधान कर्म मानना उपयुक्त होगा । 

रामेश्वर सूरि विरचित सुबोधिनी वृत्ति में उक्त अर्थ की स्पष्ट अभिव्यक्ति 
के लिए 'प्रत्यक्ष' पद का अध्याहार स्वीकार किया है। अभिप्राय है--मन्त्र में 
श्रूयमाण छाग-पदबोधित जो छागी है, उससे अभिन्‍न अर्थात्‌ तद्गप ही 'बशा' है, 
यह प्रत्यक्ष से जाना जा सकता है, परन्तु इन्द्र पद से उपस्थाप्य देवता में महत्त्व 
गुण केवल शास्त्र से जाना जाता है, यह दृष्टान्तगत वैषम्य है । फलत: उक्त प्रसंग 
में १४वें सूत्र से प्रस्तुत 'बशा-दृष्टान्त असंगत है ॥२०॥ 

शिष्य पुन: जिज्ञासा करता है--ऐन्द्र प्रगाथ' को संस्कारकर्म मानने पर यदि 
प्रयोजन की पूर्ति के लिए स्थानान्तरण होता है, तो हो जाय, इसमें क्या हानि है ? 
आाचाय॑ ने शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित किया -- 


यच्चेति वा5थंवत्त्वात्‌ स्थात्‌ ॥२१॥ 


[वा] पद पू्व॑प्रतिपादित सिद्धान्त-पक्ष की निवुत्ति का अथवा' जिज्ञासा के 
प्रकारान्तर का द्योतक है। तात्पयं है--ऐन्द्र स्तोत्र-शस्त्र (प्रगाथ ) प्रधानकर्म 
नहीं है। [यत्‌-च-इति ] और यह जो कहा कि संस्कारकर्म मानने पर इन्द्रग्रगाथ 
का स्थानान्तरण हो जायगा, सो वह [ अथंवत्तवात्‌ | प्रयोजनवाला होने से [स्यात्‌ ] 
हो जाय । 

ऐन्द्रस्तोत्र-शस्त्र को संस्कारकर्म मानने पर यदि इन्द्र देवता के उद्देश्य से 
किये जानेवाले कम के प्रसंग में उनका स्थानान्‍्तरण होता है तो बहू सप्रयोजन' होने 
से दोषावह नहीं होगा। इन्द्र की स्तुति व प्रशंसा इसी प्रयोजन से है कि वह इन्द्र 
देवतावाले कम में सम्बद्ध हो, तब प्रगाथ के स्थानान्तरण में कोई दोष नहीं; 
क्योंकि इसी प्रयोजन के लिए वह है। 

कुतूहलबृत्ति और सुबोधिनीवृत्ति में सृत्र के 'यच्चेति” पदों के स्थान पर 
अत्रेति' पाठ है। यह निर्देश उस स्थान का संकेत कर रहा है, जहाँ 'ऐन्द्र प्रभाष' 


अथ ह्वितीयाध्याये प्रथम: पाद: २१२ 


के स्थानान्तरण होने का प्रथम उल्लेख किया। तात्पयं है--जहाँ ऐन्द्र प्रगाथ का 
प्रयोजन पूरा होता है, वहाँ उसका उत्कर्ष या अपक्ष हो जाय; इसमें कोई हानि 
नहीं । इन्द्र देवता के उद्देश्य से जहाँ कम का विधान है, उस लिज्ध के आधार पर 
"ऐन्द्र प्रगाथ/ अपने क्रम व सान्तिध्य को छोड़कर वहाँ उपस्थित किया जाता है, 
तो यह शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार है' । अतः ऐन्द्र स्तोत्र-शस्त्र को गुणकर्म मानने 
में कोई दोष नहीं ॥२१॥ 

सूत्रकार ने जिज्ञासा का आंशिक समाधान किया-- 


न त्वास्नातेषु ॥ २२७ 


[ठु] सूत्र में 'ठु' पद पूर्वोक्त ऐन्द्रअगाथ के स्थानान्‍्तरण का बाघक है। 
[आम्नातेषु ] प्रत्यक्ष पठित कर्मों में जहाँ अन्य प्रयोजन [न] नहीं है, वहाँ उत्कर्ष 
सम्भव नहीं । 

उक्त प्रकार से यदि उत्कर्ष सर्वत्र माना जाता है, तो अनेकत्र ऐसे स्थलों में 
वह निरर्थंक होगा; क्योंकि उसका प्रयोजन अथवा उपयोग वहाँ (स्थानान्तर में) 
नहीं है। इसलिए जहाँ वे मन्त्र पठित हैं, वहीं पर वे देवता (परमात्मदेव) की 
स्तुति (स्तोत्र) व प्रशंसा (शस्त्र) द्वारा अदृष्द के जनक होने से प्रधान कर्म हैं, 
यही मानना उपयुक्त हौगा। 

कतिपय मन्त्र 'पम"' देवता विषयक हैं। वैदिक वाड्मय में? इनके स्तोत्र- 
शस्त्र होने का कथन है। शाबरभाष्य में कतिपय निर्देश हैं--“याम्या: शंसति; 
शिपिविष्टिवती: शंसति; पितृदेवत्या: शंसति; आग्निमारुतं शंसति--यम देवता- 
वाली ऋचाओं को पढ़ता है; शिपिविष्टँ पद से युक्त ऋचाओं को पढ़ता है; 
पितृ देवतावाली* ऋचाओं को पढ़ता है; अग्नि और मरुत्‌ देवतावाले* मन्त्र पढ़ता 


१. द्रष्टव्य--“भुतिलिड्भवाक्पत्रकरणस्थानसमाल्यानां समपाये पारदौब॑ल्यम्‌, 
अर्थविष्रकर्षात्‌' [ मीमांसा, ३३३।१४ ] श्रुति, लिज्, वाक्य, भश्रकरण, 
स्थान, समाख्या में से किन्‍्हीं दो की जब किसी कायें में एकसाथ प्राप्ति हो, 
तो उनमें पूर्व की अपेक्षा पर दु्बंल होता है । लिज्भ के मुकाबले स्थान 
(सब्निधि) के ढुर्बल होते से स्थान-सान्तिध्य को बाधकर लिज्भ के बल पर 
ऐन्द्र प्रगाथ इन्द्र-देवताक कर्म में स्थानान्वरित हो जायगा । 

. द्रष्टव्य---ऋ० १०११४।१२३-१६॥ तथा ऋ० १०११३४५॥ 
द्रष्टव्य--ऐ०ब्रा०, ३३३५॥ आइव०्श्रौ० ६।१०॥ शांखा० श्रौ० ५६।१३॥ 
द्रष्टव्य---ऋ० ७।६६।७ तथा ७१००६ ७॥ 

 द्रष्टव्य--ऋ० १०।१५ सूक्‍त ॥ 

. शाबर भाष्य में केवल “आग्निमारुते' पाठ है, इसका पूर्वापर से कोई स्पष्ट 


बी सब ऋ& कण एण 


२१९ मीमांसा-दर्शन 


है ।' यदि ये प्रसंग केवल देवता को प्रस्तुत करते हैं, तो इनका उत्क्ष (स्थानां- 
तरण) उन प्रसंगों में होना चाहिए, जहाँ उन देवताओं के उद्देश्य से कर्मों का 
विधान हो; परन्तु ऐसा सम्भव न होने के कारण इनका उत्कर्ष अभीष्ट नहीं है। 
क्योंकि इत ऋचाओं. का कहीं अन्यत्र उपयोग नहीं, इसलिए ऐसे स्तोत्र-शस्त्र को 
यथास्थान ही देवता के रूप में परमात्मा के स्तवन-हांसनरूप प्रधान कर्म 
मानकर अदुष्टजनक स्वीकार करना उपयुक्त होगा। इन्ही के समान 'ऐन्द्रप्रगाथ' 
का उत्कर्ष भो अभीष्ट नहीं माना जाना चाहिए | वह भी अपने रूप में प्रधान 
कर्म है। 

झाबर भाष्य में कतिपय सूक्तों का उल्लेख किया है, जिनका कहीं अन्यत्र 
कर्म आदि में उपयोग नहीं है । ये हैं---कुषुम्भक सूक्त (ऋ० ११६१) , अक्ष सूक्‍त 
(ऋ० १०१३४), मूषिका सूक्‍त इत्यादि | इनका भी अन्यत्र कर्म में उपयोग न 
होने से इन्हें मी यथास्थात अध्ययन था पाठ आदि द्वारा अदृष्ट का जनक मानना 
चाहिए॥२२॥ 

अन्यत्र उपयोग न होने के कथन पर जिज्नासु ने तत्काल आपत्ति की, जिसको 
सूत्रकार ने सूत्रित किया-- 


दृश्यते ॥२३॥ 

[दृश्यते ] देखा जाता है, उतत प्रसंगों का उपयोग अन्यत्र। 

उक्त प्रसंग वेद में जहां पढ़े गये हैं, वहाँ से अन्यत्र प्रसंगों भें उनका उपयोग 
देखा जाता है। इसलिए उनके उत्कषं में कोई बाघा नहीं होनी चाहिए। इससे 
उनकी अर्थ॑वत्ता (प्रयोजनवाला होना ) सिद्ध है। ऐसे कतिपय स्थलों की अर्थवत्ता 
भाष्य में बताई है--अक्षसूकत की राजसूय याग में । राजसूय प्रसंग में अक्षसुक्त 
का उत्कर्ष होने से उसकी वहाँ अर्थवत्ता है। कहा जाता है कि राजमूय में इसके 
अनुसार दूतक़ीड़ा का विधान है। परन्तु यह कथन नितान्त असंगत है; क्योंकि 
अक्षसुकत में तो जुआ खेलने का स्पष्ट निषेध है---अक्षै्मा दीव्य:' पासों से मत 
खेलो । अक्षसूक्‍्त का राजसूय में यही उपयोग माना जाना चाहिए कि राजसूय--- 
जैसा भी याग है उसे--जुए का खेल न बनाया जाय । यदि किन्‍्हों स्तोत्र-शस्त्र 
या ऋचाओं की अर्थ वत्ता अन्यत्र कहीं कर्म में स्पष्ट प्रतीत नहीं होती, तो उनकी 


सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता। कुतूहलवृत्तिकार ने “आश्निमास्ते इास्त्रे 
याम्या: शंसति पिन्र्या: शंसति” ऐसा निर्देश कर पूववे-पदों के साथ सम्बन्ध 
जोड़ने का प्रयास किया है। अग्नि और मरुत्‌ देवता सम्बन्धी शस्त्र में यस 
देवतावाली और पितृ देवतावाली ऋचाओं को पढ़ता है । यहाँ पाठ ऐ० 
ब्रा० (३॥३५) के अनुसार दिया है। 


अथ द्वितीयाध्याये प्रथम: पाद: २१७ 


अर्थवत्ता 'वाचस्तोम” कर्म में बताई गई है। सभी ऋग्‌, यजुट, साम का 
'वाचस्तोम' कम में पाठ का विधान है। इसी प्रकार अश्वमेघ प्रकरण में 'पारि- 
प्लव' आख्यान का कथन है। इसका तात्पये है---याग के चालू प्रसंग में अवकाश 
के अवसरों पर किसी भी वेद के मन्‍्त्रों का पाठ होते रहना चाहिए। इसके लिए 
शास्त्रीय विशेष निर्देश या व्यवस्था नहीं है, इसीलिए इसका नाम “पारिप्लव' है, 
जिसका भावार्थ होता है--अव्यवस्था । 

इसी के अनुसार सोमयाग में प्रसंग है--अदिव देवतावाली ऋचाओं से 
सूर्योदय तक शंसन (शस्त्र--यथापाठ उच्चारण) करे। यदि इस शस्त्र के पढ़ते 
हुए सूर्योदय न होवे, तो ऋग्वेद के किन्हीं भी सूक्‍तों या ऋचाओं का पाठ सूर्योदय 
होने तक करते रहना चाहिए । इस सबका यही तात्पय॑ है--अनुष्ठानों के चालू 
प्रसंग में अवकाश के अवसरों पर मनुष्य-वाणी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऐसे 
अवसरों पर उन स्तोत्र-शस्त्र अथवा ऋचाओं का पाठ किये जाने से अर्थवत्ता--- 
उपयोगिता सिद्ध हो जाती है, जिनका अन्यत्न कर्मों में उपयोग होने का स्पष्ट 
निर्देश शास्त्र में न हुआ हो । फलतः सभी स्तोत्र-शस्त्र की अर्थवत्ता अन्यत्र सम्भव 
होने से उनका उत्कष माने जाने में कोई बाघा न रहते के कारण यह कथन निरा- 
घार हो जाता है कि अनेक आम्नात --पठित स्तोत्र-शस्त्र की अन्यत्र अर्थवत्ता- 
उपयोगिता सम्भव न होने से उत्कर्ष माने जाने पर उनकी निर्थकता हो जायगी। 

रामेइव रसूरिविरचित सुबोधिनी व्याख्या में उक्त दो (सं० २२, २३) सूत्रों 
की गणना व व्याख्या नहीं है। २१वें सूत्र के बाद वहाँ २२वाँ सूत्र वह है, जो यहाँ 
संख्या २४ पर निदिष्ट है। वस्तुतः ऐसा ज्ञात होता है कि ये सूत्र मूल रचना के 
नहीं हैं। सम्भवतः मध्यकालिक व्याख्याकारों ने २९वें सूत्र में उठाई जिज्ञासा 
का- अन्य बाघक आपत्ति उंठाकर-- समाधान करने का प्रयास किया, तथा उस 
प्रयास को अगले (२३वें) सूत्र से निरस्त किया। इसके पीछे उनकी यह मावना 
स्पष्ट ज्ञात होती है कि वे समस्त वेद की अर्थवत्ता या उपयोगिता को केवल 
कर्मकाण्ड में प्रयोग होने की सीमा के अन्तगंत मानते रहे हैं, जो मूल शास्त्रीय 
मान्यता के अनुकूल नहीं है । क्योंकि वेद समस्त सत्य विद्याओं के ग्रन्थ हैं, इसी 
कारण सम्भवतः अनेक व्याख्याकारों ने इनको मूल सूत्र होने की मान्यता नहीं 
दी॥२३॥ 

सूत्र २१ में जो जिज्ञासा उभारी गई है, सूत्रकार उसका यथावत्‌ समाधान 


१. 'वाचस्तोम' कम क्या है ? यह स्पष्ट नहीं हो सका। सम्भव है, अपेक्षित 
अवसरों पर ऋचाओं का अनवरत पाठ करना उक्त नाभ का कम हो। इसका 
शब्दार्थ है, स्तुति एवं प्रश्मंसापूर्ण वाणियों का ढेर । 

२. परन्तु हमने यहाँ शाबर भाष्य के अनुसार परम्परामुलक रहने दिया है। 


२१८ भीमांसा-दर्शन 


अस्तुत करता है-- 
अपि वा श्रुतिसंयोगात्‌ प्रकरणे स्तौतिशंसती कियोर््पात्त 
विदध्याताम्‌ ॥२४॥ 


[अपि वा] ये पद, स्तोत्र-शस्त्र के पूर्वोक्त--संस्कारकर्म होने--का निरास 
कर उन्हें प्रधानकर्म बताने के द्योतक हैं | प्रधानकर्म होने में हेतु दिया--[ श्रुति 
संयोगात्‌ | श्रुयमाण सप्तमी विभक्ति के सम्बन्ध से | इसलिए [प्रकरणे ] महेन्द्र 
ग्रह प्रसंग में पठित [स्तोति शंसती | स्तोति और शंसति ये क्रियापद घात्वर्थ के 
आधार पर [क्रियोत्पत्तिम्‌] क्षिया--कार्य --अपूर्व रूप की उत्पत्ति का [विद- 
ध्याताम्‌ | विधान करते हैं । 

स्तोत्र-दास्त्र के प्रसंग में “'कवतीषु स्तुवते, शिपिविष्टवतीषु स्तुव॒ते' इत्यादि 
में सप्तमी विभक्ति का सम्बस्ध श्रूयमाण है.। तात्पयय है---'क' वाली ऋचाओं पर 
स्तवन करता है, अर्थात्‌ 'क' वाली ऋचाओं" का सामग्रान-रूप में उच्चारण करते 
हुए स्तुति करता है । इसी प्रकार 'शिपिविष्ट' पदवाली ऋचाओं का सामगात- 
रूप में उच्चारण करता हुआ देवता का स्तवन करता है। 'स्तौति-शंसति' घातुओं 
का मुख्य अर्थ स्तुति करना है। स्तुति क्या है ? गुणी के विथमान और अविद्य- 
मान गुणों का प्रकाश करना। यह स्तुति मुख्य कर्म है, और अपूर्वोत्सत्ति का 
विधायक है। यहाँ कर्मान्तर के लिए देवता को उपस्थित करना, इसका नितान्त 
मी तात्यय॑ नहीं है। इसलिए जहाँ माहेन्द्र ग्रह प्रकरण में यह स्तोत्र-ढस्त्र (ऐन्द्र 
प्रगाथ) पठित है, वहीं पर यह अदृष्ट (अपूर्व) का जनक प्रधान कर्म है। इसलिए 
यह कहना निराघार है कि यदि ऐन्द्र ्रगाथ के उत्कर्ष का कोई प्रयोजन है, तो 
उत्कर्ष हो जाय । वस्तुतः अपने प्रकरण में ही अपूर्व का जनक होने से प्रधान कर्म 
होने के कारण ऐन्द्र प्रगाथ के उत्कर्ष का अवकाश ही नहीं रहता । 

यह कोई आवश्यक नहीं है कि अपूर्व का जनक (साधन --करण) होने से 
कवतीषु स्तुवते' में 'कवतीभि: स्तुवते' यह तृतीया विभक्ति का श्रवण हो। 
विभक्ति कोई भी हो 'स्तौति' घात्वर्थ के आधार पर स्तुति के लिए ही देवता का 
नाम लिया जाता है। धात्वर्थ के प्रधान होने से स्तवच-शंसन प्रधान कर्म हैं, देवता 
को भ्रस्तुत करनेवाले संस्कारकर्म नहीं । 

“इच्धस्प नु वीर्याणि प्रवोचम्‌' इत्यादि में, श्रूयमाण षष्ठी विभक्ति देवता 
१. द्रष्टव्य--ऋ० '४३१।१-३॥ तथा साम०, ६८२, ६८३, ६८४, का त्रिक, 

(सातबलेकर संस्करण) । 
3. ज्टव्य- ऋह० ७६५७, ७१००।७॥ साम० १६२७। ऋ० ७॥१००।६॥ 
साम० १६२५। (सातवलेकर संस्करण) 


अथ द्वितीयाध्याये प्रथम: पादः र्श्६ 


की स्तुति का ही भ्राधान्य अभिव्यक्त करती है। यदि देवता (इन्द्र आदि) पद के 
प्रथमान्त होने पर भी स्तुति का ही प्राधान्य रहता है, जैसे--'इन्द्रो यातोज्वसि- 
तस्य राजा' इन्द्र जंगम और स्थावर का राजा है-यहाँ स्तुति ही प्रधान है, देवता 
का कथन वाक्य-सम्बन्ध से स्तुति के लिए ही है। अतः ये स्तोत्र-आस्त्र अपूर्वोत्पत्ति 
का विधान करने के कारण प्रधान कर्म हैं, यही मान्य सिद्धान्त है ॥॥२४॥ 
स्तोत्-शस्त्र के प्रधान कर्म होने में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


शब्दपृथक्त्वाच्च ॥ २५॥ 


[शब्दपृथक्त्वात्‌ | शब्द से पृथक्त्व नियत नानात्व का बोध होने के कारण 
[चर] भी, स्तोत्र-शस्त्र प्रधान कमे हैं। 
अश्तिष्टोम नामक याग में बारह स्तोत्र और बारह शस्त्र होते हैं, यह झब्द- 
प्रमाण से जाना जाता है। यदि इन्हें प्रधान कर्म नहीं माना जाता, तो नियत बारह 
संख्या का होना सम्भव न होगा; क्योंकि स्तोत्र-शस्त्र को संस्कारकर्म माते जाने 
पर इनका प्रयोजन देवता का प्रकाशन करना ही होगा । उस दा में देवता का 
स्तवन व शंसन एक ही गिना जायगा। तीन ऋचाओं का साम एक 'स्तोत्र' होता 
है, इसी प्रकार यथापठित तीन ऋचाओं का एक 'शस्त्र'। प्रधान कर्म मानने पर 
स्तोत्र-शस्त्र की संख्या नियत रहती है। यदि ऐसा न माना जाय, और भेद का 
आश्रय लिया जाय तो प्रत्येक ऋचा एक स्तोत्र-हस्त्र के रूप में गिनी जाने से 
इनकी नियत बारह संख्या का होता सम्भव न होगा। स्तोत्र-शस्त्र की बारह संख्या 
होने का शास्त्रीय” निर्देश [तै० ब्रा० ११२।२ ] इनके प्रधान कर्म होने को सिद्ध 
करता है ॥२४॥ 
१. तैं० ब्रा० १२१२ में कहा है. 'द्वादशाग्निष्टोमस्य स्तोत्राणि' इसके भाष्य में 
सायणाचार्य ने द्वादश स्तोत्रों का परिगणन इस प्रकार किया है--प्रातः 
सबन में-बहिष्पवमान' नाम का एक स्तोत्र, और चार 'आज्य-संज्ञक स्तोत्र 
(१-४ ८-५) । साध्यन्दित सवन में --'साध्यन्दित पवमान' नाम का एक 
स्तोत्र, और 'पृष्ठ-संज्ञक चार स्तोत्र (१-[-४--५) । तृतीय सवन में--.. 
'आमभंवपवमान-संज्ञक एक स्तोत्र, और 'थज्ञायज्ञीय' ताम' का दुसरा। इस 
प्रकार तीनों सवनों में ५-/-५--२८- १२ स्तोत्र होते हैं। 
स्तोत्रों के समान ही शस्त्रों की भी संख्या जाननी चाहिए। दादश 
शास्त्रों के नाम इस. प्रकार हैं--आतः सवन में-- (१) आज्य, (२) प्रउग, 
(३) मैत्रावरुण, (४) ब्राह्मणाच्छंसी, (५) अच्छावाक। माध्यन्दित सवन 
भें--(१) मद्त्वतीय, (२) निष्केवल्य, (३) मेत्रावरण, (४) ब्राह्मणा- 
ज्छंती, (५) अच्छावाक । तृतीय सवन में--(१) वैद्वदेव, 


र२० मीमांसा-दर्शन 


स्तोत्र-शस्त्र के प्रधान कर्म होने में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया--+ 


अनर्थेकञज्च तहचनम्‌ ॥२६॥ 


[अनथ्ैकम्‌ ] अनर्थक हो जाता है. [चर] तथा [तद्गचनम्‌ ] स्तोत्र-शस्त्र का 
कथन, अग्निष्टोम में । 
यदि स्तोत्र-शस्त्र को संस्कारकर्म माना जाता है, तो अग्तिष्टोम याग में 
आग्लेय ग्रह का कथन करने पर बताया, अग्नि देवतावाली ऋचाओं के आधार 
पर--अर्थात्‌ उनका उच्चारण करते हुए .स्तवन करते हैं; अग्नि देवतावाली 
ऋचाओं में शंसन करते हैं--स्तोत्र-शस्त्र का यह विधान अनर्थक हो जाता है। 
“अग्निष्ठोम' पद का अर्थ है--वह कर्म, जिसमें अग्नि का स्तवन किया जाय। 
अग्निस्तुति से कर्म की समाप्ति होते के कारण इसका नाम “अग्निष्टोम' है। 
सोमयाग की समाप्ति सात प्रकार से होती है, उनके नाम हैं---अग्निष्टोम, उक्थ, 
घोडशी, अतिरात्र, अत्यग्विष्टोम, वाजपेय, आप्तोर्याम । समाप्ति के कारण होने 
से--सन्तिष्ठतेप्तया---इनको 'संस्था' कहा जाता है। सोमयाग कर्म की जिस नाम 
से समाप्ति होती है, उसी के आधार पर यह नामकरण है। यदि स्तोत्र-शस्त्र 
संस्का रकर्म हैं, अर्थात्‌ देवता का प्रकाशनमात्र करते हैं, तो आग्नेय ग्रहकर्म में 
ग्रहों के आस्नेय (अम्नि देवतावाले) होने से उसी अग्नि देंवता के प्रकाशनरूप 
स्तोत्र-शस्त्र स्वभावतः आग्नेयी (अभ्नि देवतावाली) ऋचाओं से ही सम्बद्ध 
होंगे, फिर वहाँ “आग्नेयीषु स्तुवन्ति, आग्नेगीषु शंसस्ति' यह स्तोत्र-शस्त्र का 
विशेष विधान करना निष्प्रयोजन हो जाता है। अतः यह विधान स्तोत्र-शस्त्र के 
प्रधान कर्म होने को सिद्ध करता है। इन्हें प्रधान कर्म मानने पर ही उक्त विधि 
की सफलता है; क्योंकि अदृष्टोत्पत्ति की साघनता आग्नेयी ऋषाओं में सम्मव 
नि ज ह न आल 
(२) आग्निमारुत: । तीनों सबनों में ५ +- ५-०२८-१२ शस्त्र। 
स्तोत्र-दास्त्र को प्रधान कर्म न मानने की दशा में उनका प्रयोजन देवता 
का प्रकाशन या प्रस्तावन ही रह जाता है; तब स्तोत्र-शस्त्र की संख्या 
बारह न रहकर प्रकाशनरूप एकमात्र रहेगी। यदि फिर भी भेद स्वीकार 
किया जाता है, तो प्रति ऋचा स्तवत और शंसन होने से स्तोच-झस्त्रों की 
संख्या १२ तक ही सीमित नहीं रहेगी। प्रत्येक स्तोत्र का गात 'तूचे साम 
गीयते' नियम से तीन-तीन ऋचाओं पर गाया जाता है। स्तोत्र-शस्त्र को 
प्रधान कर्म मानने पर जितनी ऋचाओं में स्तोत्र या शस्त्र पूर्ण हो जाता है, 
उसे एक स्तोत्र व शस्त्र माना जाता हैं। इस प्रकार द्वादश संख्या उपपन्न हो 
जाती है। 
(सु०सी ०, इसी सूत्र की व्याख्या पर) । 


अंध प्रथमाष्याये प्रथंमः पादः २२१ 


है, यह केवल शास्त्रैकगष्य है, इसी कारण “आस्नेयीषु स्तुवन्ति' इत्यादि विधान 
किया ॥ रा 

इसीकी पुष्टि में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया--5 

अन्यश्चार्थे: प्रतोयते ॥२७॥॥ 

[अन्य:] अन्य--भिन्‍न [च] तथा [अर्थः] अर्थ >> प्रयोजन अर्थात्‌ फल 
[प्रतीयते] जाना जाता है। 

शास्त्र से यह जाना जाता है कि स्तोत्र का फल भिन्‍न है और छस्‍्त्र का 
भिन्‍न। मैत्रायणी संहिता [४।८।७] में बताया है--सम्बद्धे वे स्तोत्र च शस्त्र 
च' इसके अनुसार स्तोत्र और शस्त्र परस्पर भिन्न हैं, ऐसा जाना जाता है, 
क्‍योंकि सम्बद्ध बताये जाने की भावना का मूल, इनका परस्पर भिन्‍न होना है । 
सम्बन्ध दो भिन्‍न वस्तुओं में ही सम्भव है। इसी आधार पर स्तोत्र और शस्त्र 
ज़िन्न-भिन्‍न अपूर्व (अदृष्ट-फल) के उत्पादक हैं। यदि ऐसा नहीं माना जाता 
है, तो स्तोत्र-शस्त्र दोनों का एक ही देवता--स्मरण प्रयोजन होने से, जो स्तोत्र 
है वही शस्त्र है, ऐसा माना जायगा। इस दशा में शास्त्र का सम्बस्धविधायक 
कथन अनुपपन्न होगा। 

कुतूहल-वृत्तिकार ने दोनों के भेद का उपपादक एक अन्य वाक्य उदाह्ृत किया 
है--'स्तुतमनुशंसति' । स्तोत्र के अनु -- पढचात्‌ शंसन (शस्त्र) का यह निर्देश 
दोनों के भेद को स्पष्ट करता है। इससे स्तोत्र-शस्त्र के स्वतस्त्र कर्म होने पर 
भ्रधान कर्म होना सिद्ध होता है॥।२७॥ 

इसी प्रसंग में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


अभिधान च कमंवत्‌ ॥२८॥ 


[अभिधानम्‌ ] अभिधान ++ कथन वन्‍्लनिर्देश [च] भी [कर्मवत्‌ ] कर्म के 
समान देखा जाता है । 

अधान कर्म के समान ही स्तोत्र-शस्त्र का निर्देश शास्त्र में देखा जाता है 
अधान कर्म का निर्देश कर्म, कारक विभक्त अर्थात्‌ द्वितीया विमक्ति के साथ देखा 
जाता है। “अग्निहोत्रं जुहोति, सन्ध्याम्‌ उपासीत, समिघो यजति' अग्निहोतर 
आदि प्रधात कर्मों का जैसे द्वितीया विभक्ति के साथ निर्देश हैं, ऐसे ही स्तोच- 
आस्त्र का निर्देश शास्त्र में उपलब्ध होता है, जैसे स्तोत्र का---'पृष्ठानि उपयक्ति/ । 
यहाँ 'पृष्ठ'-संज्ञक स्तोत्र का द्वितीयान्त निर्देश है। इसी प्रकार 'प्रउगं शंसति, 
सिष्केवल्यं शंसति' में 'प्रउग'-संज्षक तथा “निष्केवल्य -संज्ञक शस्त्र का द्वितीया 
विभवत्यस्त निर्देश है। इस आधार पर भी स्तोत्र-शस्त्र को प्रधान कम मानना 


युक्त है ॥२८॥ 


श्२१ सीमांसा-दर्शन 
इसी अर्थ की पुष्टि के लिए सुत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया--- 
फलनिव्‌ त्तिश्व ॥२६॥ 


[फलनिवृत्ति:] फल की सिद्धि [च] भी, स्तोत्र-शस्त्र के प्रधान कमे होने 
को स्पष्ट करती है। 

स्तोत्र और शस्त्र के नाम से अपूर्वोत्पत्तिस्प फल की सिद्धि का निर्देश 
शास्त्र में देखा जाता है। 'एप वे स्तुतशस्त्रयोदोहि:'--यह निश्चित ही स्तोत्र और 
शस्त्र का दोह -- फल है स्तोत्र-शस्त्र से फलसिद्धि होने का निर्देश, इनको भ्रघान 
कर्म साने जाने की पुष्टि करता है। यहाँ देवता के नाम से फल का निर्देश नहीं 
है। यह तभी सम्भव होता, जब स्तोत्र-शस्त्र को केवल देवता के गुण-कथन द्वारा 
उन्हें देवता का स्मारकमात्र मात्रा जाता । 

तैत्तिरीय संहिता (३३३।७) में स्वोत्र-शस्त्र से फलसिद्धि का स्पष्ट निर्देश 
उपलब्ध है। वह यजमान-सम्बन्धी वचन है। उसका भावार्थ है--उद्गाताओं से 
गीयमान हे स्तोत्र ! तू स्तोत्रों में उत्तम है, तू मेरे लिए श्रेष्ठ फल का दोहन कर, 
अर्थात्‌ मुझे फल प्राप्त करा । इसी प्रकार शस्त्र के विषय में कहा--होताओं से 
उच्चरित हे वस्त्र ! तू शस्त्रों में उत्तम है, तू मेरे लिए सुफल का दोहन कर; 
अर्थात्‌ मुझे प्राप्त करा। यहाँ स्तोत्र-शस्त्र से फलसिद्धि का निर्देश है, देवता के 
नाम से नहीं । अतः स्तोत्र-शस्त्र के अदृष्टफलोत्पादक स्वतन्त्र कर्म होने से उन्हें 
प्रधान कर्म मानना सर्वेथा न्‍्याय्य है। 

यहाँ इस उपपादन का केवल इतना प्रयोजन है कि स्तोत्र-दास्त्र के प्रधान 
कर्म होने से इनका उत्क्ष (स्थानान्तरण) देवता के अनुसार नहीं होगा। प्रधान 
कर्म होने का अन्य प्रयोजन एतह्िषयक सन्देह-स्थल में देखा जाता है। जहाँ 
प्रहयाग का देवता मिलन हो, और स्तोत्र-शस्त्र का भिन्‍न, वहाँ सन्देह होता है-- 
क्या ग्रहयाग के देवता के अनुसार स्तोत्र-शस्त्र में देवता का ऊह (+>परिवतेन) 
किया जाय, अथवा नहीं ? जैसे अस्निष्दुत्‌ नामक एकाह याग में आस्नेय ग्रह 
कहे गये हैं। उससे सम्बद्ध स्तोतर-स्त्र के देवता, ग्रह के देवता अग्नि से भिन्न हैं। 
क्या यहाँ स्तोत्र-शस्त्र के देवता के स्थान पर ग्रह देवता का परिवर्तत कर लिया 
जाय ? इस सल्देह का समाधान यही किया गया है कि स्तोत्र-शस्त्र के प्रघानकर्म॑ 
होने से उनमें किसी प्रकार का ऊह-- परिवलेत या विकार नहीं किया जा सकता। 
इनके प्रधान कम माने जाने का यहँ भी प्रयोजन है २९॥ (इति स्तोत्र-शस्त्र- 
प्राधान्याधिकरम्‌---५) । 


(मन्त्राउविधायकत्वाधिकरणम्‌--६) 
शिष्य जिज्ञासा करता है--जो क्रियापद (आख्यात) मस्त में प्रयुक्त हैं, वे 


अंथ हितीयाध्याये प्रथम: पादे: श्र३े 


ही वैदिक वाइूमय के ब्राह्मण आदि ग्रन्यों में देखे जाते हैं । मन्त्रभाग में क्रियापद 
केवल धात्वर्थ का अभिधायक माना जाता है, जबकि वही क्रियापद ब्राह्मण आदि 
ग्रन्थों में विधायक--विधि के अनुष्ठान में प्रेरित करनेवाला कहा जाता है। ऐसा 
क्‍यों? 

गुरु--इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है ? 

शिष्य---जब दोनों स्थानों में क्रियापद समान हैं, तो अर्थाभिव्यक्ति--अर्थे 
के प्रकाशित करने में भी समानता होनी चाहिए। मन्‍्त्रभाग में प्रयुक्त क्रियापद 
को भी विधायक माना जाना चाहिए। सृत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित 
किया-- 


विधिमस्त्रयोरेकार्थ्यमेकशब्ययात्‌' १३ ०॥ 


[विधिमस्त्रयो:] विधि-विधायक ब्राह्मणग्रन्थ और मन्त्र में पठित क्रियापदों 
का [ऐकार्थ्यम] समान अर्थ होता है, [ऐकश्नब्यात्‌ |] उभयत्र समान शब्द होने 
से। 

ऋग्वेद [६।२८।३] में मन्त्र है-- 


न ता नशन्ति वभाति तस्करों वासासामित्रों व्यथिरा द्र्षति। 
देवॉइच याभियंजति ददाति च ज्योगित्ताभिः सचते ग्रोपतिः सह ॥ 


यह सूक्त गायों के विषय का है; यूक्त का देवता गाय हैं। वे गाय नष्ट नहीं 
होती, चोर उन्हें दुःखी नहीं करता, कत्रु द्वारा प्रेरित प्रतिकूलता भी उनपर 
आक्रमण नहीं करती। देवों को लक्ष्य कर जिन गायों (गोघृत-दुग्ध आदि) से 
यजन करता व दान करता है, गोपति चिरकाल तक उन गायों के साथ संगत 
रहे | गायों का विछोह गोपति को कभी अनुमव न करना पड़े । 

इस मन्त्र में 'यजति, ददाति” आख्यात-पद उदाहरण के रूप में यहाँ प्रस्तुत 
हैं। मन्त्र में इनका केवल इतना अर्थ है कि गजन एवं दान करना चाहिए, यह 
अमीष्ट कर्म है। परन्तु ब्राह्मण में इसका अर्थ-- द्रष्य, देवता, क्रिया अर्थात्‌ अनुष्ठान 
आदि समस्त विधि-विघान अभिहित होता है। ऐसा न होकर सर्वत्र समान अर्थ 
होना चाहिए, क्योंकि 'यजति” आदि आल्यात-पद उभयत्र समान रूप से प्रयुक्त 
हैं। तात्पये है, मन्त्र में भी आख्यात-पदों को विधायक (विधि का बोधक) माना 
जाना चाहिए ॥३०॥ 

आचार्य यूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया--- 


३. रामेश्वर सूरि विरचित सुबोधिनी व्याख्या में 'एकशब्दात्‌' पाठ है 


श्श्ड मीमांसा-दशेन 


अपि वा प्रयोगसामर्थ्यान्मन्त्रोअभिधानवाची स्यात्‌ ॥३१॥ 


[अपि वा] ये पद पूर्वोक्त कथन कौ आंशिक निवृत्ति के द्योतक हैं---अथवा 
ऐसे भी मान लेना चाहिए |प्रयोगसामर्थ्यात्‌ ] प्रयोग के सामथ्यं --साफल्य से 
[मन्त्र:] मन्त्रगत आखूुयात-पद [अभिधानवाची ] धात्वर्थभात्र का बोधक अर्थात्‌ 
क्रियमाण कर्म (याग, दात आदि) का केवल बोध करानेवाला [स्यात्‌ ] होता है । 
इसी में उसकी सफलता है। 

उदाहत प्रसंग में मन्त्रगत 'बजति, ददाति' आदि आख्यात-पदों का--गाय 
के घृत-दुग्ध आदि से थाग का अनुष्ठान करना चाहिए, एवं गोदान करना चाहिए, 
यह बोध कराता ही-- फल है, अर्थात्‌ इन पदों का इतना ही प्रयोजन है। ब्राह्मण- 
भाग में प्रयुक्त आख्यात-पदों कां यदि इतना ही अर्थ हो, तो वह निष्फल है; वह 
तो मन्‍्त्रगत पदों से अभिव्यक्त हो चुका है, इसलिए वहाँ आख्यात-पद याग एवं 
दान आदि का विधायक माना जाता है। तात्पय है--वह्‌ आख्यात-पद धात्वर्थ- 
मात्र को न कहकर यागसम्बन्धी 'द्रव्य, देवता, क्रिया” आदि सबके विधान को 
अभिव्यक्त करता है । मन्त्र कर्म की केवल उपादेयता को बताता है, ब्राह्मण उसके 
विधि-विधान को । अतः मन्त्र को अविधायक माना गया है । 

मध्यकालिक मीमांसकों की परम्परा में उक्त मान्यता रही है; वस्तुत: यह 
सिद्धान्त प्रायिक है। मम्त्रगत आरूुयात-पद भी विधायक देखे जाते हैं। इस विषय 
में यजुर्वेद का चौबीसवाँ अध्याय द्र॒ष्टव्य है, विशेषकर संख्या बीस से लेकर आगे 
के कतिपय मन्त्र । इनमें 'आलभते' आख्यात-पद को विधायक माना जाता है। 
मीमांसा में धर्म का लक्षण 'चोदवा' कहा है, इसका अर्थ है---प्रे रक वाक्यबोधित 
कत्तेंव्य । प्रेरणा निवृत्ति और श्रवृत्ति दोनों के लिए होती है, 'सुरां न पिवेत्‌” सुरा 
न पिये, यह निवृत्ति के लिए प्रेरणा है। 'अग्निहोत्र जुहुयात्‌' अग्निहोत्र होम करे, 
यह प्रवृत्ति के लिए प्रेरणा है। इनको विधायक वाक्य माता जाता है। इसी प्रकार 
“अक्षेर्मा दोव्यः कृषिसित्‌ कृषस्व” [ऋ० १०।३४।१३] ये मन्त्रगत वाक्य भी 
पूर्वोक्त वाक्‍्यों के समान ही निवत्तंक और प्रवत्तेक हैं। अतः इन्हें भी विधायक माने 
जाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसी कारण सूत्रकार ने गत सूत्र में मन्त्र 
का जो लक्षण किया कि--मन्‍्त्र अविधायक होता है, वस्तुत: यह लक्षण प्रायिक 
है। अगले सूत्र [३२] में शबर स्वामी भाष्यकार ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार 
किया है ॥३१॥ (इति मन्त्राईविधायकत्वाघिकरणम्‌ू--६) । 


(मन्त्रनिवेचनाधिकरणस्‌--७) 


शिष्य जिज्ञासा करता है--गत सूत्र में मन्त्र” को अभिधानवाची अर्थात्‌ 
घात्वथंसात्र का बोधक कहा गया, पर यह नहीं बताया कि मन्त्र है क्या? सूत्र- 


अंथ ट्वितीयाघ्याये प्रथर्म: पा्दे: र्र५ 


कार ने मन्त्र का लक्षण बताया-- 

तच्चोदकेष्‌ मन्त्रास्या ॥३ २।। 

[वत्‌---चोदकेषु ] कर्म की उपादेयता के प्रेरक वाक्यों में [ मन्त्राख्या ] मन्त्र 
संज्ञा का व्यवहार होता है। 

गत सृत्र में मन्त्र का जो स्वरूप बताया गया--मन्ब अभिधानवाची है, इसका 
यही तात्पयं है कि--कर्म की उपयोगिता का कथन करनेवाला सन्‍्त्र है। हमारे 
विचार से मन्‍्त्र का यह लक्षण यथार्थ है, निर्दोष है। उसी भाव को--सूत्रकार ने 
अधिक स्पष्ट करने के लिए भ्रस्तुत सूत्र द्वारा पदान्तरों से अभिव्यक्त किया है। 
सूत्र के 'तत्‌” सवंनाम पद का अर्थ है--कमम की उपादेयता-अनुपादेयता । कौन कर्म 
उपादेय है, कौन अनुपादेय, इतने मात्र अर्थ का बोध करानेवाले वाक्यों में 'मन्त्र' 
संज्ञा का व्यवहार किया जाता है। वेद अर्थात्‌ मूल संहिताभाग में प्रयुक्त आख्यात- 
पद कमे की केवल उपादेयता-अनुपादेयता का बोध कराते हैं। ऐसे आरुयांत-पदों 
से युक्त वाक्यसमूह 'मन्त्र” कहा जाता है। 

अनेक बार ऐसे वाक्यों में भी 'मन्त्र' पद का व्यवहार होता देखा जाता है, 
जहाँ आख्यात-पद केवल धात्वर्थ का निर्देश न कर, याग-होम-दान आदि के विधि- 
विधान का बोधक होता है। ऐसे वाक्यसमूह में मन्त्र पद का प्रयोग औपचारिक 
ही समभना चाहिए, 'सिहो माणवक:” के समान । समस्त मन्त्रभाग में प्रयुक्त 
आख्यात-पद---चाहे वह सिद्ध अर्थ का बोध कराने के लिए प्रयुक्त है, अथवा 
क्रियमाण कम की उपादेयता या अनुपादेबता का बोध कराने के लिए, इतने मात्र 
से अतिरिक्त उसका अन्य कोई बोध्य अर्थ नहीं होता । मन्त्र का यह लक्षण केवल 
मूल वेदसंहिता में घटित होता है । 

फलत: मन्त्रगत आख्यात-पद--याग, दान, होम, उपासना, कृषि प्रमृति 
क्रियमाण कर्मों की उपादेयता-- एवं अनेक निषेधयुक्त आख्यात-पद कर्म की अनु- 
पादेयता --मात्र का बोध कराते हैं । इसके अतिरिक्त अनेक आख्यात-पद सिद्ध 
वस्तुओं के अस्तित्व का---उनकी विशेषताओं के साथ---बोध कराते हैं । इसमें 
उनके शुद्ध धात्वर्थ का ही अभिव्यञ्जन होता है । इस प्रकार. मन्त्र अर्थात्‌ मूल वेद- 
संहिता का यह लक्षण अपने रूप में पर्याप्त व निर्दोष है। 

अनेक विस्तृत वस्तु (-- आख्यात ) समुदाय के स्वरूप का लक्षण द्वारा निरू- 
परण करने पर उसके समभने में बड़ी सुविधा होती है। स्वेत्र बिखरे आख्यात-पदों 
का--एक-एक का नाम लेकर यह बताना --कि, यह्‌ बिघायक है और यह अवि- 
धायक--सम्भव नहीं । इसके आधार पर मन्‍्त्र-ब्राह्मण का विभाजन भी असम्भव 
होगा । अतएव आचार्यों ने लक्षण के महत्त्व कौ समभते हुए बताया हैं 


२२६ मौमांसा-दर्शन 


ऋषयो5पि पदार्थानां नान्‍्तं यान्ति पृथक्त्वदाः । 
लक्षणेन तु सिद्धानामन्तं॑ यान्ति विपश्चितः॥ 
ऋषिजन भी पृथक्‌-पुथक्‌ रूप से पदार्थों का अन्त नहीं पाते, परन्तु लक्षण से 
सिद्ध न्‍- निर्दिष्ट--निरूपित वस्तुओं का बुद्धिजीवी जन भी अन्त पा जाते हैं । इस 
प्रकार लक्षण द्वारा 'मन्त्र' पद से चार संहिताओं--ऋक्‌, यजु:, साम, अथर्व का 
बोध होता है; क्योंकि इन संहिताओं में किसी कर्म के विधि-विधान प्रकार का 
निरूपण नहीं है । यहाँ आख्यात-पद केवल कम की उपादेयता आदि को बताता है। 
विधि-विधान का प्रकार बताना ब्राह्मण आदि ग्रन्थों का विषय है ॥| ३२ ॥ (इति 
मन्त्रनिर्वेचत्ताधिकरणम्‌ू--७) । 


(ब्राह्मणनिवेचनाधिकरणम्‌-- ८) 
गत सूत्र से मन्त्र का लक्षण कर आचार ने ब्राह्मण का लक्षण बताया-- 


शेबे ब्राह्मणशब्दः ॥ ३३॥॥ 


झिषे ] मन्त्र से अतिरिक्त जो भाग आम्नाय का बच जाता है, उसमें | ब्राह्मण- 
शब्द: ] ब्राह्मण पद का व्यवहार समभना चाहिए। 

यज्ञादि कर्मों की निष्पत्ति में जिन ग्रन्थों का प्रयोग किया जाता है, उनको 
सूत्रकार ने [ १२।१ सूत्र में] 'आम्नाय' पद से कहा है। '“श्रुतिस्तु वेद आम्ताय' 
कोश" के अनुसौर श्रुति, वेद, आम्नाय पद समान अर्थ को कहते हैं। कौशिक सूत्र 
(१॥३) में कहा है--'आस्नायः पुनर्मन्त्राइच ब्राह्मणानि च' इसके अनुसार मन्‍्त्र 
और ब्राह्मण दोनों को आम्ताय अथवा वेद पद से कहा जाना चाहिए। वस्तुतः 
इन पदों का प्रयोग मुख्य रूप से चार मूल संहिंताओं -- ऋक्‌, यजुः, साम, अथर्व के 
लिए होता है। वैदिक साहित्य के अन्तगेत ब्राह्मणभाग के लिए 'वेद' पद का 
प्रयोग नितान्त पारिभाषिक है; जैसे पाणिनीय व्याकरण अष्टाध्यायी में वृद्धि और 
ग्रुण-पदों का प्रयोग है। इसलिए अम्त्रब्नाह्मणयो वेंदनामधेयम्‌' इत्यादि वाक्‍्यों का 
क्षेत्र केवल यश्ञसम्बन्धी ग्रन्थों के व्यवहार तक सीमित है । अन्यत्र व्यवहार में यदि 
ऐसा प्रयोग किया जाता है, तो उसे नितान्त औपचारिक ही समभना चाहिए। 

अब प्रइन होता है, यदि सूत्रकार को मुख्य रूप में मन्त्र-ब्राह्मण दोनों के लिए 
बेद पद का प्रयोग अभिप्रेत होता, तो गत सूत्र से मन्त्र का लक्षण कर देने पर 
आह्यण' का लक्षण करना अनावश्यक था, क्योंकि वह परिशेष से स्वतः सिद्ध हो 
जाता । जो मन्‍्त्र-लक्षण के अन्तगेंत नहीं आता, वह शेष अर्थात्‌ बचा हुआ ब्राह्मण 
है। फिर भी सूत्रकार ने पृथक्‌ सूत्र लिखकर लक्षण किया, इसमें 'शेष' पद का क्या 


१. अमरकोश 


अथ द्वितीयाध्याय प्रथम: पांव: २२७ 


अभिप्राय है ? यह विवेच्य है। 

चालू प्रसंग में मन्त्र-ब्राह्मण-स्वरूप को समझने के लिए मुख्य आधार आख्यात- 
पदप्रयोग को माना है जहाँ आर्ुयात केवल अभिधेयवाची अर्थात्‌ धात्वथ॑मात्र का 
बोधक है, केवल कम की उपादेयता-अनुपादेयता का बोध कराता है, वह मन्त्र है। 
तथा वैदिक वाइ्‌सय के जिन ग्रन्थों में बाहुल्य से आख्यातपद केवल धात्वर्थ को न 
कहकर योगसम्बन्धी द्रव्य, देवता, क्रिया आदि सबके विधान को अभिहित करता 
है, वह ब्राह्मण है। सूत्र में शेष” पद का यही अर्थ है; जार्यात-पद के घात्वर्थमान 
से अतिरिक्त बचा हुआ अर्थ । यह द्रव्य, देवता, क्रिया आदि आख्यात का अर्थ 
अधिकता से,जिन ग्रन्थों में अभिहित हुआ है, उन्हें ब्राह्मण जानना चाहिए। 

ऐसे प्रयोग के आधार को संकेत मानकर वृत्तिकार उपवधे ने जिज्ञासुओं की 

सुविधा के लिए अन्य अनेक प्रकार के साधन बताये हैं, जिनसे ब्राह्मण-ग्रन्थों की 
पहचान होती है.। उत्तको सम्भवत: उपवर्ष ते स्वयं, अथवा किसी अन्य आचार्य ने 
निम्न प्रकार इलोकबद्ध किया है--- 


हेतुर्निवंचन॑ निन्‍्दा श्रश्ंसा संशयो विधिः । 
परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारणकल्पना ॥ 
उपमा च॒ दक्षते तु विधयों ब्राह्मणस्थ हि । 
एतह सर्ववेदेष्‌_ नियत विधिलक्षणम्‌ ॥*? 


हैतु--जहाँ हेतु, साधन का निर्देश किया गया हो वह ब्राह्मण जानता चाहिए, 
जैसे---शूपण जुहोति, तेन हि अन्न॑ क्रियते' सूप से होम करता है, क्योंकि उससे 
अन्न साफ किया जाता है। यहाँ होम का साधन-हेतु सूप कहा है, यह ब्राह्मणग्रन्ध 
की पहचान है; अथवा ऐसा कथन जहाँ हो, वह ग्रन्थ ब्राह्मण कहा जाता है। 
निर्वचन---किसी पद का अर्थ बताना, जैसे---तद्‌ दध्तो दधित्वम्‌' वह दही 
का दहीपन है। यहाँ दही अर्थ को स्पष्ट किया गया है। 
निन्‍्दा--बुराई या दुबंलता का कथन होता जैसे--'उपवीता वा एतस्थामनयः 
इसकी अग्तियाँ निश्चित निर्वीय--अशक्त हो गई हैं, बुक गई हैं। होम--अग्नि- 
कार्य का न होना निन्दा है। 
भ्रशंसा--स्तुति करना, जैसे-- 'वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता' केवल वायु अत्यन्त 
शीघ्रकारी देवता है। यह वायु देवता की स्तुति है। 
संदय--किसी विषय में सन्देह प्रकट करना, जैसे--होतव्यं गाह॑पत्ये न 


१. इन इसोकों के विषय में ब्रह्माण्ड पुराण [ ३३४७-४८ ]; वा वायुपुराण 
(५९।१३३-१३६] द्रष्टव्य हैं। 


र्र८ मीमांसा-दर्शन 


होतव्यम्‌' गाईपत्य अग्नि में होम करना चाहिए अथवा नहीं ? ऐसा कथन ब्राह्मण- 
ग्रन्थ का चिह्न माता जाता है। 

विधि---विधान करता, किसी कार्य का निर्देश करना, ज॑ंसे-. 'यजमान- 
सम्मिता ओढुम्बरी भवति'औदुस्बरी -- उदम्बर--गूलर वृक्ष की शाखा यजमान 
के बराबर ऊँची होती है। यह शाखा के परिमाण का विधान है। 

सोमयाग के सदोमण्डप में गूलर वृक्ष का बना एक स्तम्भ बीच में गाड़ा जाता 
है, जिसे छूकर उद्‌गाता सामगान करता है। यजमान के बराबर ऊँचाई भूतल से 
ऊपर नापी जाती है; जो भाग स्तम्भ का भूमि के अन्दर गड़ा रहता है, वह अति- 
रिक्त है। अनेक पजमान होने पर, किसी एक यजथान के साथ स्तम्भ की समता 
अन्यों के लिए भी वही उपयुक्त मानी जाती है। 

परक्रिया---अथवा परकृति, अन्य के किए काये का निर्देश करना, जैसे -- 
“माषानेव मह्यं पचत' मेरे लिए माघ उड़द ही पकाओ। यह अन्य के कार्य का 
कथन है। 

अराकल्प--पहले को किसी घटना का उल्लेख करना, जैसे--'उल्मुकह सम 
पूर्वे समाजस्मु:' उल्मुकों--अंगारों के साथ ही पूव॑जन आए थे । 

स्तुति, निन्‍दा, परकृति, पुराकल्प का अर्थवाद के रूप में निर्देश गौतमीय 
स्यायसूत्र | २।११६४] में भी किया गया है। परक्ृति की व्याख्या करते हुए 
वात्स्यासन में लिखा है--अन्य कर्त्ताओं द्वारा अनुष्ठित परस्पर-विरुद्ध विधि का 
कथन करना 'परकृति' है। उदाहरण दिया है---हत्वा वपामेवाग्रेडमिघारयन्ति, 
अथ पुषदाज्यम्‌; तढुह चरकाध्वथंवः पृषदाज्यमेवाग्रेडभिघारयत्ति अब्ने: प्राणा: 
पृषदाज्य स्तोमसित्येवमलिदति ॥' तात्पय॑ है---कतिपय होता हवन प्रारम्भ करके 
वा का ही प्रथम अग्नि में सेचन करते हैं। परन्तु चरक शाखा के अध्वर्यु जन 
द्रिमिश्चित घृत (--पृषदाज्यम्‌) की ही प्रथम भाहुति अस्ि में देते हैं; स्तुत्य 
दि-घृत अग्नि के प्राण हैं, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। इस सन्दर्भ में भिन्‍नकत्तुंक 
परस्पर-विरोधी दो विधियों का उल्लेख किया गया है। 

पुराकल्प-अ्थं बाद की व्याख्या करते हुए वात्स्यायन-भाष्य में लिखा है--- 

पुराकल्प वह है--जिसमें बीते हुए अर्थों का इतिहास के समान विवरण 
प्रस्तुत किया जाता है । उदाहरण दिया है--.. 'तस्माह्ठा एतेन ब्राह्मणा बहिष्पवसान 
साभस्तोममस्तौषन्‌--थोने यज्ञ प्रतनवामहे' इत्यादि । तात्पय है--इस कारण 
उक्त क्रम के अनुसार वेदज्ञ ऋत्विजों ने बहिष्पवमान नामक साम स्तोत्र के द्वारा 
स्तुति की | यह इतिहास के समान प्रतीत होनेवाला ---बीते हुए अर्थ का-विवरण 
है। 

कुमारिल भट्ट ने एकपुरुषकत्तंक उपास्यान को परक्ृति' तथा बहुपुरुष- 
कत्तुंक उपाख्यान को 'पुराकल्प' कहा है। यथाक्रम उदाहरण हैं---तबुह स्माहापि 


अथ द्वितीयाध्याये प्रथम: पादः २२६ 


बर्कुर्वाष्णो साषान्‌ मे पचत न वा एतेषां हविगृह्ल्तीति' [शत० ११।१।१०] | 
बर्कु वार्ष्ण ने कहा--मेरे लिए उड़द पकाओ, क्योंकि इनकी ह॒वि देवता ग्रहण नहीं 
करते। यह बर्कु वाष्णं नामक एकपुरुषकत्तंक उपाख्यान 'परकृृति' है। दूसरे 
पुराकल्प का उदाहरण दिया है--“उल्मुकहं सम पुर्वे समाजम्मुः' अंगारों (उल्मुक ) 
के साथ पुवंकालिक जन आए थे। यह बहुपुरुषक्तुंक उपाख्यान 'पुराकल्प! है। 
फिर भी इन आचार्यों के विभिन्‍्त विवरणों में कोई विशेष तात्त्विक भेद नहीं है। 
वात्स्यायन द्वारा निर्दिष्ट परकृति के उदाहरण में बहुबचन का प्रयोग वैशम्पायन 
(चरकाघध्वर्यू) के लिए आदरार्थ समभना चाहिए। तब भट्ट के अनुसार भी वह 
उदाहरण समज्जस है। 

वृत्तिकार आचार्य उपवर्ष ने ब्राह्मणग्रन्थ की पहचान के लिए यह अतिरिक्त 
बताया है कि जहाँ 'इत्याह' का बहुतायत से प्रयोग हुआ है, वह ब्राह्मण है, तथा 
जो आख्यायिका-स्वरूप है, वह भी ब्राह्मण है। परन्तु यह सब प्रायिक है । अनेक 
पदों का प्रयोग न्यूनाधिक रूप में सबंत्र (मन्त्र, ब्राह्मण, उभयत्र ) पाया जाता है; 
उपाख्यान का रूप अनेकत्र मन्त्रभाग में भी उपलब्ध है, भले ही वह कल्पनामूलक 
अथवा प्रतीकमात्र हो ॥३३॥ (इति ब्राह्मणनिरवंचनाधिकरणम्‌--८) । 


(ऊहाद्यमन्त्रताधिकरणम्‌--६ ) 


शिष्य जिज्ञासा करता है--ऊह, प्रवर और नामधेय में पद आदि के परि- 
वत्तेन को मन्त्र या ब्राह्मण माना जाय या नहीं ? अथवा इनमें से ऊह आदि को 
क्या माना जाय ? आचार्य ते समाधान किया--- 


अनाम्नातेष्वमन्त्रत्वमू, आम्नातेषु हि विभाग: ॥३ ४ 


[अनाम्नातेधु ] जो पूर्वंपठित नहीं हैं उनमें|अमन्‍्त्रत्वम्‌ |मन्त्र ताम होने का 
अवकाश नहीं। [आम्नतेषु | पूर्वपठितों में [हिं| क्योंकि | विभाग: ] मन्त्र है या 
ब्राह्मण ? यह विभाग स्वीकार किया गया है। 

ऊह और प्रवर के विषय में सूत्र | ११२।५२ तथा १२१३] की व्याख्या देख 
लेनी चाहिए | जब वजमान यज्ञानुष्छान के लिए संकल्प लेता है, तब संकल्प- 
मन्त्र--अग्निदेवो द॑व्यो होता देवान्‌ यक्षद्‌ विद्वाँशिचिकित्वान्‌' के आगे अपने गोत्र- 
ऋषि पृर्वंज का नाम जोड़कर पढ़ता है, यह प्रवर का उच्चारण है । जब यजमान 
होता का वरण करता है, तब प्रव॒ रोच्चारण के अनन्तर यजमान अपना न्ञाम जोड़- 
कर उच्चारण करता है; इसको नामधेय कहा जाता है । जिज्ञासा है, इन ऊह, प्रवर 
और नामधेय को मन्त्र या ब्राह्मण क्या माना जाय ? क्‍योंकि जैसे मन्त्र या ब्राह्मण 
विज्येष अर्थ का अभिधायक है, इसी प्रकार ऊह्‌ आदि भी विशेष अर्थ का अभिधान 


२३० मीमांसा-दशेन 


करते हैं। 

सूजकार ने समाधान किया- यह ठीक है कि ऊह आदि अथे के अभिधायक 
हैं, परन्तु इन्हें न मन्त्र कहा जाता है, न ब्राह्मण । क्योंकि आचार्यों ने जिनके विषय 
में यह निर्देश कर दिया है कि के मन्त्र हैं और ये ब्राह्मण, उन्हीं के लिए इन पदों 
का प्रयोग किया जाता है। ऊह आदि के विषय में आचार्यों ने उन्हें मस्त्र या 
ब्राह्मण माने जाने का कोई निर्देश नहीं किया ; इसलिए इन्हें मन्त्र या ब्राह्मण कोई 
नाम नहीं दिया जाता। 

तात्पर्य है--ऊह, प्रवर या तामधेय से युक्त मन्त्र वेद-संहिताओं में कहीं 
पठित नहीं हैं; इसलिए इन्हें मन्त्र वहीं कहा जाता | इसका प्रयोजन है । वेदमन्त्र 
के वर्ण, पद या स्वर आदि का अ्रष्ट उच्चारण हो जाय, तो उसके लिए शास्त्र में 
प्रायश्चित्त का विधान है। वह ऊह आदि के ऐसे प्रसंग में नहीं किया जाता । इस 
कारण इनका मन्त्र न होना स्पष्ट होता है ॥३४॥ (इति ऊहाद्यमन्त्रताईघिकर- 
णम्‌-६) । 

(ऋणग्लक्षणाधिकरणम्‌--१०) 

सूत्र के अन्तिम पदों --'आम्नातेषु हि विभाग: का सम्बन्ध अर्थान्तर के साथ 
अगले सूत्रों से समझता चाहिए। अर्थान्तर है-- [आम्नातेषु ] मन्त्र नामसे 
आम्नात+-पठित वाडमय में [विभाग:] वक्ष्यमाण रीति से विभाग समभना 
चाहिए। उसी को सूत्रकार ने बवाया-- 


तेषामृग्‌ यत्रार्थथशेन पादव्यवस्था ॥३५॥ 


_िषाम्‌ ] उन आम्नात मन्‍्ठ्रों के मध्य [ऋक ] वे ऋकु--ऋचा हैं [यत्र ] 
जहाँ [अर्थंवद्येत ] अर्थ के अनुरोध से [पादव्यवस्था | पादों-चरणों की व्यवस्था 
देखी जाती है । 

वैदिक वाहमय तथा अन्यत्र भी--ऋक्‌, यजु, साम--नामों से वेदसंहि- 
ताओं का उल्लेख हुआ है। उनका विचार करते हुए सूत्रकार ने ऋक्‌ आदि के 
लक्षणों का निर्देश किया । पादव्यवस्था का तात्पर्य छन्‍्दोबद्ध रचना से है। किसी 
छत्द में तीन पाद, जंसे गायत्री में, किसी में चार, जैसे अनुष्ट्प्‌ में, किसी में पाँच, 
जैसे पंक्ति में होते हैं। इस प्रकार जिन मन्त्रों में पादव्यवस्था है, उनका ताम ऋक्‌ 
है। यह ऋग्वेद के नाम से प्रसिद्ध है । 

सूत्रकार ने यह पादव्यवस्था अर्थानुरोध के अनुसार बताई है। तात्पयय॑ है-- 
प्रत्येक पाद में क्रियापद के प्रयोगपूर्वक अर्थ पूरा हो जाना चाहिए, जैसे-- 'अग्ति- 
मीडे पूरोहितम्‌” पुरोहित अग्नि की स्तुति करता हूँ । इसमें अथ॑ं पूरा हो जाता है, 
अर्थानुरोध के अनुसार एक पाद है; एक पाद में अक्षरों की संख्या आठ रहती है। 


अथ ट्वितीयाघ्याये प्रथम: पाद: २३१ 


क्रियापद का अगले पादों में सम्बन्ध हो जाने से उन पादों में क्रियापद का प्रयोग 
न होने पर भी अर्थ पूरा हो जाता है, जैसे--मज्ञस्य देवमृत्विजम्‌' यज्ञ के देव 
ऋत्विज्‌ अग्नि की स्तुति करता हूँ, 'होतारं रत्नधातमम्‌' रत्नों का घारण करने 
वाले होता अग्नि की स्तुति करता हूँ । यह अर्थ के अनुसार पादों की व्यवस्था है। 
न्दःआास्त्र के अनुसार यह त्रिपदा गायत्री है। 

कहीं ऐसा देखा जाता है, जहाँ आठ अक्षर पूरे हो जाने पर एक पाद माना 
जाना चाहिए, पर वहाँ क्रियापद न होने से अर्थ पूरा नहीं हो पाता, जैसे 'अग्निः 
पूर्वेभिऋंषिभि:' यहां आठ अक्षर पूरे हो गए, पर क्रियापद नहीं है; तब अर्थ की 
अभिव्यक्ति पूर्ण न होने से यहां पाद की व्यवस्था कैसे होगी ? उन्दःशास्त्र के 
प्रामाणिक आचार्यों ने इसका उपाय बताया है--गायत्री छन्‍्द के एक पाद के आठ 
अक्षरों की जगह बढ़कर दक्ष अक्षर तक हो सकते हैं, और आवश्यकतानुसार घट- 
कर पाँच या चार अक्षर तक रह सकते हैं। इस व्यवस्था के अनुसार 'अग्नि: पूर्वे- 
मिऋंषिमिरीड्य:' इतना दश अक्षरवाला एक पाद होगा, इसमें 'ईडचः क्रियापद 
आ जाने से अर्थ पूर्ण हो जायगा । अगला पद---नूतने रुत' पाँच अक्षर होगा, इसमें 
'ईड्य:' का सम्बन्ध आर्थानुरोध से पूवंवत्‌ रहेगा। इसक्य तीसरा पाद है--+स 
देवानेह वक्षति' यह बाठ अक्षर का यथार्थ एक पाद है। इस प्रकार पादों की अक्षर- 
व्यवस्था से तीन पादों का अस्तित्व अ्थ के अनुसार बता रहता है, और त्रिपदा 
गायत्री छन्द में कोई विसंगति नहीं आती ॥३५॥ (इति ऋग्लक्षणाधिकरणमू--- 
१०) ॥ 

(सामलक्षणाधिकरणम्‌ू- ११) 

श्षिष्य-जिज्ञासानुसार सूत्रकार आचार्य ने साम का लक्षण बताया-- 


गोौतिषु सामाख्या ॥३६॥ 


[गीतिषु] गान के साथ उच्चरित किए जानेवाले मन्‍्त्रों में [ सामाख्या ] साम 
यह नाम होता है । 

गीतिशास्त्र के अनुसार गाए जाते हुए मन्त्र वाक्‍्यों में प्रामाणिक जन 'साम' 
ताम का प्रयोग करते हैं। ऐसे मन्त्रों को गाए जाने पर वे कहते हैं--यह हम सामों 
को पढ़ते-पढ़ाते हैं। जब तक किसी ने दही या गुड़ नहीं खाया, तब तक बह अनु- 
भवी प्रामाणिक व्यक्ति के कथनानुसार ही इसे जानता है। खा लेने पर वह स्वयं 
दही की खठास व गुड़ की मिठास का अनुभव कर लेता है । इसी प्रकार संगीत का 
विश्ेषज्ञ होकर जब कोई व्यक्ति मन्त्रों के गाव की पद्धति को सीख लेता है, तब 
वह स्वयं साम को जान जाता है। 'गीति' पद का अर्थ केवल 'गान' है, परन्तु सूत्र में 
गीति पद का प्रयोग गीतियुक्त मन्त्र के लिए हुआ है। गान साम नहीं है; जो मन्त्र 


रहेर मीमांसा-दर्बन 


गाया जाता है, उस मन्त्र का नाम साम है | ऐसे गाए जानेवाले मन्‍्त्रों की संहिता 
'सामबेद' के नाम से प्रसिद्ध है ॥३६॥ (इति सामलक्षणाधिकरणम्‌ू--११) । 


(यजुलेक्षणाधिकरणम्‌-१२) 
शिष्य-जिज्ञासानुसार आचार्य सूत्रकार ने यजुष्‌ का लक्षण बताया-- 


शोेषे यजुःशब्द: ४३७४ 


[ज्षेषे] ऋुकू ओर साम-संज्ञक गन्‍्त्रों से जो शेष--बचे रह जाते हैं, उनमें 
[गजुःशब्द: | यजु: शब्द का व्यवह्यर होता है। 

सूत्रकार ने यजुष्‌ के पृथक्‌ लक्षण करने की आवश्यकता नहीं समझी ; क्योंकि 
ऋक्‌ और साम का पृथक्‌ लक्षण कर देने से--जो उन दोनों के विपरीत संहिता- 
भाग है, अर्थात्‌ जो न ऋक्‌ है न सामवत्‌ यजुष्‌ हैं, यह स्पष्ट हो जाता है। इसलिए 
जो मन्वझाग त गीसिरूप है न पादबद्ध, वह यजूवेंद नाम से प्रसिद्ध है। यद्यपि इसमें 
कतिपय मन्त्र पादबद्ध पठित हैं, फिर भी दोनों के विपरीत प्राचुये से इसका यजु- 
बेंद नाम उपयुक्त है ॥३७॥ (इति यजुरलेक्षणाधिकरणम्‌--१२) । 


(निगदानां यजुष्ट्वाधिकरणम्‌ू--१३) 
शिष्य जिज्ञासा करता है--निगद नामवाले भन्त्रों को क्या यजु: के अन्तगंत 


मानना चाहिए ? या यजु: आदि से भिन्‍त इनका चौथा प्रकार माना जाय ? सिद्धांत- 
पक्ष को अधिक पुष्ट करने की भावना से सूत्रकार ने प्रथम पूर्व॑पक्ष प्रस्तुत किया-- 


निगदो वा चतुर्थ: स्थाइ्ठसंविशेषात्‌ ॥३८॥ 


[निगदः ] निगद-संज्ञक मन्त्र--[ वा] 'वा' पद विकल्पार्थ न होकर यहाँ 
निगदों की यजु : संज्ञा की निवृत्ति का द्योतकहै ; --[ चतुर्थ: स्थात्‌ ]पूर्वोक्ति तीनों 
से भिन्‍नत चौथा प्रकार होना चाहिए [ धम विशेषात्‌ ] धमं विशेष के कारण । 

शास्त्र में बताया है--'उच्चैऋँचा क्रियते,' उच्च: साम्ता, उपांझु यजुषा, 
उच्चैनिगंदेन' ऋक्‌ से प्रयोग ऊँचे उच्चारण के साथ किया जाता है, साम से ऊँचे 
उच्चारण के साथ, यजु: से उपांशु, निगद से ऊँचे स्वर के साथ । यजु: के साम्मुख्य 
में निगद का यही धर्मविशेष है, जो यजु: से उपांशु और निगद से ऊँचे स्वर में 
प्रयोग किया जाता है। उपांशु का अर्थ है --जिसमें ताबु-जिद्धा-ओष्ठ आदि का 
प्रयोग अथवा कम्पन तो प्रतीत हो, पर शब्द का उच्चारण समीप बैंठे व्यक्ति को 
भी सुनाई न पड़े । तालु आदि के प्रयोग का तात्पर्य है कि वह केवल मातसिक 
उच्चारण न होता चाहिए। 


१. तुलना करें--मैत्रा० सं०, ३३६५; तथा ४॥५।७॥ 


अथ द्वितीयाध्याये प्रथम: पाद: र्शे३े 


यजूः से निगद की यह विशेषता ठीक है कि यजु: का उपांशु और नियद का 
ऊँचा उच्चारण होता है, परन्तु ऋक्‌ और साम के साथ निगद की उच्चे: प्रयोग 
की समानता निगद को ऋक्‌ अथवा साम में अन्तर्भूत नहीं कर सकती, क्योंकि 
निगद न पादबड होता है, न गीतिरूप; इसलिए यह मन्त्र का चतुर्थ प्रकार माना 
जाना चाहिए ॥ ३५॥ 

सूत्रकार ने इसी की पुष्टि के लिए अन्य हेतु प्रस्तुत किया -- 


व्यपदेशाच्च ॥३६॥ 


[व्यपदेशात्‌ ] व्यपदेश से [च] भी, निगद-मन्त्र चौथे प्रकार के हैं, ऐसा 
जाना जाता है | 

कथनमात्र से लोक में व्यवहार किया जाना “व्यपदेश' है। यजु: पढ़े जा रहे 
हैं निगद नहीं, निगद पढ़े जा रहे हैं यजु: नहीं,--यह लोकव्यवहार निगदों को 
यजुओं से भिन्‍न सिद्ध करता है ॥३६॥ 

आचार्य सूत्रकार ते इस विषय में सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत किया-- 


यजूँषि वा तद्गपत्वात्‌ ॥४०॥ 

[यजूंषि] यजुः [वा] ही हैं वे निगद [तद्गूपत्वात्‌ यजुओं के समान रूप 
होने से । 

सूत्र में 'वा' पद विकल्पाथंक न होकर पूर्वपक्ष के निवारण का द्योतक होकर 
सिद्धान्तरूप निश्चय अर्थ को अभिव्यक्त करता है। यजुओं का स्वरूप ऋक्‌ और 
साम से भिन्‍न है; न इनमें पादव्यवस्था है, नये गाए जाते हैं। पादव्यवस्था के 
कारण ऋक्‌ छम्वोवद्ध रचना है। जो ऋग्मन्‍्च्र सज्ञादि के अवसर पर गीतिरूप में 
प्रयोग किए जाते हैं, वे साम हैं। उतसे भिन्‍न यजुओं के स्वरूप का तात्पये हुआ 
जो मन्त्र छन्दोबद्धन होकर गद्यरूप हैं, वे यजुः हैं; तिगद-संज्ञक मन्त्र मी ऐसे ही 
हैं, अर्थात्‌ गद्यरूप हैं। इसलिए इतकी गणना यजुओं में ही होती हैं। इनका 
उच्चारण उपांशु न होने से इनकी विशेष संज्ञा निगद है । इसके निम्तलिखित पाँच 
विशिष्ट निरमित्त हैं -- 

१. आश्षावण-मज्ञसम्बन्धी कोई कार्य आवदयकतानुसार अन्य साथी को 
सुनाना । 

२. प्रत्याश्रावण -पूर्व-सुने का प्रत्युत्तर सुनाना । 

३. प्रवरनिर्देश -गोत्र-बंश आदि कथन के अवसर पर आवश्यक मन्त्रपाठ । 

४. सम्बाद--मन्‍्त्रोच्चा रणपूर्वक यज्ञसम्बन्धी वार्त्तालाप । 

५. सम्प्रैष -अध्वर्थ्‌ ढारा उद्‌गाता को मन्त्रोच्चा रणपूर्वक यज्ञसम्बन्धी 
निर्देश 


रेड मौमांसा-दर्शन 


इन प्रसंगों में कथन को दूसरे तक पहुँचाता आवश्यक होता है, जो उपांशु 
उच्चारण में सम्भव नहीं है। ऐसे अवसरों पर आवश्यक रूप से गद्य-मन्‍्त्रों का 
उच्चारण ऊंचे स्वर से करता होता है, अतः इन मस्त्रों की विशेष संज्ञा 'निगदा 
रख दी गई है। स्वरूप में ये बजुओं से भिन्‍न नहीं हैं ।४७॥॥ 

निगद मन्‍्त्रों का उच्चैस्त्व ध्मविशेष क्‍यों है? सूत्रकार ने बताया-- 


वचनाद्‌ धर्मविशेष: ॥४१॥ 


[वचनात्‌ ] वचन से--'उच्चैनिगदेन” इस शास्त्रीय कथन से, निगद-मन्‍्झ्रों 
का [धर्मविशेष: ] उच्चेस्त्व धर्मविशेष स्वीकार किया जाता है । 

यजुओं में कतिपय मन्‍्त्रों का उपांशु उच्चारण न होकर उच्चै: उच्चारण 
करता किसी का मनघड़न्त नहीं है; शास्त्र इसका प्रतिपादन करता है। इतने 
मात्र से तिगद-संज्ञक मन्‍्त्रों का यजुष्दूव अष्ट नहीं हो जाता। यह शास्त्रीय 
प्रतिपादत निरथ॑क नहीं, इसका प्रयोजन है ॥४१॥ 

आचार्य सूत्रकार ने वह प्रयोजन बताया-- 


अर्थाच्च ॥४२॥ 


[अर्थात्‌ ] अर्थ--प्रयोजन होने से [च]भी निगद-मन्त्रों का उच्चैस्त्व धर्म- 
विद्येष मान्य है। 

वह प्रयोजन है--अन्य पुरुषों को निगद-मन्‍्त्रों का बोध कराना, जो उपांशु 
उच्चारण में सम्भव नहीं। वे मन्त्र ऊंचा उच्चारण किये बिना अन्य पुरुष को 
यज्ञसम्बन्धी कार्य का बोध नहीं करा सकेंगे, इसी प्रयोजन से निगद भस्‍्त्रों का 
उच्चैस्त्व धर्मविशेष अनिवार्य रूप से स्वीकाये माना गया है। स्वयं 'निगद' पद 
इसका बोधक है । “नि” उपसर्ग प्रकषं-आधिक्य का वाचक है। “गद' धातु का अर्थ 
है--व्यक्त वाणी द्वारा उच्चारण करना। तात्पय हुआ--पाठ अथवा उच्चारण 
का प्रकर्ष। ऐसे उच्चारण के अवसरों का निर्देश गत सूत्र के भाष्य में कर 
दिया है । 

यदि कहां जाय--उपांणुत्व यजुओं का शास्त्रबोधित (5-उपांशु यजुषा) 
गुण है, उसे हटाया नहीं जा सकता, तब यजुओं का हो उच्चैस्त्व कैसे ? इस 
विधय में समझना चाहिए--ग्रुण क्या है ? गुण वह है, जो अपता कार्य करते 
हुए का उपकारक हो। निगद-मल्त्र परबोधनरूप अपना कार्य कर रहे हैं; 
उपांशुत्व उनका उपकारक होने के विपरीत विधातक है, क्योंकि उपांशु उच्चा- 
रण होने पर परबोधन असम्भव है। उपांशुत्व की चरिताथंता उन यजुओं में 
स्पष्ट है, जो परबोधन में प्रयुक्त नहीं हैं। श्ास्त्र-प्रतिपादित उपांशुत्व अथवा 
डच्चैस्त्व अपनी सीमा में गुण है, उसका ह्ास कहीं नहीं होता ॥४२॥ 


अथ द्वितीयाध्याये प्रथम: पादः २३५ 
इसी तथ्य को सूत्रकार ने स्पष्ठ किया - 
गुणार्थों व्यपदेश: ॥४३॥ 


[गुणार्थ:] गुणबोधन के लिए होता है [ व्यपदेश: | शास्त्रीय कथन। 

निगद-मन्त्रों का गजुष्ट्व सामान्य गुण (“धर्म ) होने पर भी उच्चेस्तव 
एक विशेष गुण है। एक ही स्थात में भिन्न कार्यों का होता कोई असमण्जप्त 
नहीं है, बिसंगति का द्योतक नहीं है। जैसे एक ही स्थानविश्लेष में -इधर 
ब्राह्मणों को भोजन कराओ, इधर संन्‍्यासियों को--यह व्यवहार होता है । इसी 
प्रकार यजु: मन्त्र ही उच्चैस्त्व गुण से निगद कहे जाते हैं ॥४३॥॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--यदि उच्च॑स्त्व गुण निगद संज्ञा का प्रयोजक 
है, तो सभी--उच्च॑:स्वर से बोले जानेवाले--मन्त्रों का निगद नाम होना 
चाहिए । शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रकार ने सूत्रित किया -- 


सर्वेधामिति चेत्‌ ॥४४॥ 


[सर्वेषाम्‌ ] ऊँचे स्व॒र से बोले जानेवाले सभी मन्त्रों का [इति चेत्‌ | ऐसा 
निगद नाम यदि कहा जाय, तो (यह युक्त नहीं, अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध 
है) ऐसी मान्यता में ऋक्‌ और साम-- सभी मन्‍्त्र--जो ऊँचे स्वर से बोले जाते 
हैं--निगद-संज्ञक माने जाने चाहिएँ ॥४४॥ 

सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 

ने ऋग्व्यपदेशात्‌ ॥४५॥ 

[त] नहीं, ऋक्‌ निगद नहीं [ऋग्व्यपदेशात्‌) 'ऋक्‌ ऐसा पृथक्‌ कथन 
होने से । 

याज्षिक परम्परा में 'अयाज्या वे नियदा:' ऐसा सिद्धान्त माना जाता है। 
निगद-मन्‍्त्रों से यज्ञ नहीं होता | दूसरा कथन है-- 'कचैव यजल्ति' ऋचा से ही 
यजन करते हैं। इस प्रकार विशिष्ट नि|मत्त के साथ ऋक्‌ का निगद से स्पष्ट 
ही पृथक्‌ कथन है! निगद सदा अपादबद्ध होते है, ऋक पादबद्ध; इसलिए ऋक्‌ 
का निगद ताम निराधार है। जो पद जिस अर्थ के बोधत के लिए निर्धारित 
है, वहीं उसका प्रयोग अभीष्ट है ॥४५॥ (इति तिगदानां यजुष्ट्वाधि- 
करणम्‌ू--१३) । 


(एकवावयत्वलक्षणाधिकरणम्‌, अर्थेकत्वा धिकरणं वा--१४) 
शिष्य जिज्ञासा करता है--ऋचाओं में अर्थ के अधीन पादव्यवस्था होने से 


२३६ मीमांसा-दर्शन 


अर्थानुसार वाक्य का प्रयोग निर्धारित रहता है, परन्तु यजुओं के पादबद्ध न होने 
से प्रह्लिष्ट पाठ में, अर्थात्‌ परस्पर मिलित संहितापाठ में कितना अंश एक वाक्य 
है, जिसके आधार पर वर्थबोधपूर्वक कोई कर्म किया जा सके, यह पहचानना-- 
निर्णय करना कठिन होता है । वहाँ प्रइिलिष्ट पाद का कितना अंश एक यजु: है, 
अर्थात्‌ एक वाक्य है, जिसके अनुसार विशिष्ट कर्म के लिए उसका प्रयोग किया 
जाय ? सृत्रकार ने इसका समाधान किया-- 


अर्थेकत्वादेक वाक्य साकांक्षे चेद्िभागे स्थात्‌ ॥४६॥ 


(अर्थैकत्वात्‌ ] अर्थ-प्रयोजन के एक होने से [एकम्‌ | एक माना जाता 
है [वावयम्‌ | वाक्य । [ साकांक्षम्‌] आकांक्षा-सहित [चेत्‌] यदि [विभागे] 
विभाग--पृश्रक्‌ हो जाने पर [स्यात्‌ ] होवे, या रहे । 

पदों का कोई ऐसा समुदाय, जो अर्थानुसार एक प्रयोजन को पूरा करता है, 
बह एक वाक्य अर्थात्‌ एक यजुः माना जाता है; पर शर्त यह है कि उस पद- 
समुदाय से कोई अंश पृथक्‌ कर दिया जाय, तो शेय पदसमुदाय को पूर्ण अर्था- 
भिव्यक्ति के लिए आकांक्षा बनी रहे; अर्थात्‌ पृथक्‌ किए गए अंश के बिचा वह 
भाग अपने अर्थानुकूल प्रयोजन को पूरा करने में असमर्थ रहे । तात्पर्य है-- 
जितना पदसमुदाय अर्थाभिव्यक्तिपुवंक एक प्रयोजन को सिद्ध करता है, 
प्रड्िसष्द पाठ में उतना पदसमुदाय-अंश एक वाक्य अथवा एक बजु: समझता 
चाहिए। 

लौकिक उदाहरण के अनुसार छोटे से छोटा वाढ्य है---'देवदत्त: गच्छति' 
देवदत्त जा रहा है। यदि इसमें अन्य कुछ भी जानने की आकांक्षा - इच्छा नहीं है, 
तो यह निराकांक्ष एक वाक्य है। ये दो पद 'देवदत्त:' और 'ग॑छवति' स्वतस्त्ररूप 
से पृथक्‌ होने पर वाक्य सम्भव नहीं, क्योंकि देवदत्त कर्त्ता को किसी क्रिया की 
तथा “गच्छति' क्रिया को किसी कर्त्ता की आकांक्षा अ्पूत्ति के लिए बनी रहती 
है। परन्तु इस वाक्य में जब गमन-क्रिया के लक्ष्यस्थान की आकांक्षा होगी, 
तब यह निराकांक्ष न रहने से वाक्य नहीं माना जायगा; उस आकांक्षा को पूरा 
करने के लिए 'ग्रामं! इत्यादि पद इसमें जोड़ता होगा--देवदत्त: ग्राम 
गच्छति” देवदत्त गाँव को जा रहा है। इसमें भी यदि जाने के साधन की 
आकांक्षा होगी, तो इतना पदसमुदाय भी अधूरा वाक्य होगा। तब देवदत्त 
पैदल गाँव जा रहा है ? या किसी सवारी से ? इस आकांक्षा की पूत्ति के त्रिए 
वाक्य में स्थिति के अनुसार 'पद्म्याम्‌, अबवेन, रथेन” इत्यादि कोई पद रखने पर 
वाक्य निराकांक्ष होगा-- देवदत्त: पड्धयां (अवेन, रथेन) ग्रामं गच्छति'। 
तात्पय है-- जितने पुर्ण अर्थ को अभिव्यकत करना अभीष्ट है, उतने के लिए 
जितना पदसमुदाय समर्थ है, वह एक वाक्य माना जाता है। 


अथ द्वितीयाध्याये प्रथम: पाद: र३७ 


अब इसके लिए शास्त्रीय उदाहरण लीजिए---तैत्तिरीय संहिता [ १।१।४] में 
मन्त्र है-- देवस्य त्वा सवितु: प्रसवेषश्विनोर्बाहिम्यां पृष्णो हस्ताभ्यामग्नये जुष्टं 
निर्वंपामि ।' इस मन्त्र का एकमात्र प्रयोजन है--हवि के निर्वाप का प्रकाशन 
करना । उसी विशिष्ट अर्थ का वातच्रक जो इतना पदसमुदाय है, बह एक वाक्य 
अथवा एक यजु:ः है। तात्पर्य है--जितना पद-समुदाय क्रियमाण कर्म का कथन 
करता अथवा स्मरण कराता है, उतना पदसमुदाय उस अर्थे को अभिव्यक्त करने 
में सक्षम होने के कारण वाक्य कहा जाता है। 

हविनिर्वाप क्या है ? सूत्रग्रन्थों' में बताया गया है-- पुरोडा, चह आदि--- 
प्रत्येक याग की--हवियों को सिद्ध करने के लिए उनका मूल अन्नद्रव्य, धान या 
जौ आदि ह॒विर्घात शकट में मरा रहता है, उसे उपयोगी सात्रा में वहाँ से लेना 
है। उसका प्रकार है--शकट के दाएँ पहिए पर अपता दायाँ पैर रखकर प्रत्येक 
आहुति के लिए चार-चार मुट्ठी अपेक्षित अन्न अभ्तिहोत्र-हवणी (यज्ञिय पात्र- 
विशेष, जो इसी कार्य के लिए होता है) अथवा शूर्प (सूप, छाज,) में रखकर नीचे 
उतारा जाता है; इस क्रिया का नाम 'हविनिर्वाप' है। इस क्रिया में पहली तीन 
मुट्ठी अन्न ग्रहण करते हुए “देवस्थ त्वा' मन्त्र का उच्चारण किया जाता है। 
तात्पयं है--अ्रत्येक मुट्ठी अन्त ग्रहण करते समय 'देवस्थ त्वा' पूरा मन्त्र बोला 
जाता है। चौथी मुट्ठी अन्न बिना मन्‍्त्रपाठ के प्रहण किया जाता है। 

मन्त्र के अन्त में 'निर्वेपामि” क्रियापद है--मैं हृवि का निर्वाप करता हूँ--- 
प्रकाशन अथवा कथन करता हूँ । पूरे मन्त्र का अर्थ है--'सविता देव की अनुज्ञा 
में अद्वयों के बाहुओं से और पृषा के हाथों से तुझ प्रिय हवि का निर्वाप करता 
हूँ ।' यह क्रियानुष्ठान इतने पदसमुदाय से बोधित, कथित या प्रकाशित होता है, 
इसका यही एक प्रयोजन है। अत: इतना पदसमुदाय एक यजु: अथवा एक वाक्य 
है। इसी प्रकार क्रियासम्बन्धी एक प्रयोजन को सिद्ध करनेवाला कोई पदसमुदाय 
एक वाक्य अथवा एक यजुः माना जायगा। 

ऋतक्‌ के लक्षण में अर्थ के अधीन (अर्थवशेन) पाद (एक चरण) व्यवस्था 
कही है। यहाँ भी यजुः की एकता का निर्धारण अर्थ के अधीन बताया। इसमें 
इतना अन्तर है --पहले स्थल में “अर्थ” पद प्रत्येक पद के व पदसम्ुदाय के वस्तुगत 
अथे को प्रकट करता है, दूसरे स्थल में पदसमुदाय के प्रयोजन को । इसलिए कोई 
विसंगति इसमें नहीं है। 


१. द्रष्टव्य--आप० श्रीत० ११०४-११॥ 

२० वाजसनेयि संहिता [६।६] में इस मन्त्र के अन्तर्गत 'निर्वपासि' क्रियापद 
के स्थान पर 'नियुनज्मि' क्रियापद है। अर्थ है--हवि का नियोजन करता 
हूँ । दोनों में अर्थ का कोई विज्लेष अन्तर नहीं है। 


२३८ मीमांसा-दर्शन 


उक्त मल्त्र में 'निर्वेप्रामि' क्रिया का मन्त्र के प्रत्येक भाग के साथ अनुषज्धा 
कर ददेवस्थ त्वा सवितुः प्रसवे निबंपामि', “अश्विनोर्वाहुम्याँ निवंपामि', 'पृष्णो 
हस्ताभ्यां निर्वपामि' इस प्रकार अनेक वाक़्यों को कल्पता करना संगत न होगा, 
क्योंकि यहाँ निर्वाप प्रधान कर्म है, शेष समस्त मन्त्रभाग उसके साधनरूप में 
है। निर्वाप को गृुणभूत मानने पर ही मन्त्र के विभिन्‍त भाणों के साथ क्रियापद 
का अनुषज्भ सम्भव है; क्योंकि गौण का अस्तित्व प्रधान के लिए होता है। उस 
दा में मन्त्र का दृष्ट प्रयोजन ह॒विनिर्वाप न रहने से क्रियानुष्ठान के अवसर प्र 
मन्‍्त्रपाठ का अदृष्ट प्रयोजन अथवा फल मानना पड़ेगा, जो शास्त्रीय दृष्टि से 
न्याय्य नहीं है; क्योंकि दुष्ट प्रयोजन के रहते अदृष्ट की कल्पना को अन्याय्य 
माना गया है। अतः समस्त. मन्त्र प्रधान कर्म हविनिर्वाप में समच्वित होने से 
इतना पंदसमुदाय एक वाक्य अथवा एक यजु: है । इसमें अनेक वाक्य की कल्पना 
निराधार है। यह सर्वत्र के लिए वाक्य का साधारण लक्षण नहीं है। इसे केवल 
प्रासंगिक कथन समझता चाहिए ॥४६॥ (इतति एकवाक्यत्वलक्षणाईघिकरणम्‌, 
अर्थकत्वाइईधिकरणं वा--१४)। 

(वाक्यभेदाइघिकरणम्‌--१ ५४) 

शिष्य जिज्ञासा करता है---इषे त्वा, ऊर्जे त्वा' तथा 'आयुरयेज्ञेन कल्पताम्‌, 
प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌” इत्यादि पदसमुदाय को एक वाक्य माना जाय, अथवा 
मिन्‍न वाक्य ? “इणे त्वा, ऊर्जे त्वा' इत्यादि का कोई दृष्ट प्रयोजन न होने के 
कारण समस्त पदसमुदाय का एक बअदुष्ट प्रयोजन मानने पर क्या इन्हें एक 
वाक्य मान लिया जाय ? आचार्य सुत्नकार ने समाधान किय[-- 


समेषु बयभेदः स्थात्‌ ॥४७॥ 


[समेषु ] समान बचनों में [ वावयभेद:] वाक्य का भेद [स्यात्‌ ] होता है । 

जिन वाक्यों में परस्पर आकांक्षा नहीं है, वहाँ गुण-प्रधान भाव न होने से वे 
समान हैं। ऐसे वाक्य भिन्‍त माने जाने चाहिएँ। उक्त वास्पों में 'इषे त्वा” से एक 
प्रयोजन सिद्ध होता है, 'ऊर्जे त्वा' से दुसरा; इसलिए ये सब परदसमुदाय एक 
वाक्य नहीं; अर्थ- (प्रयोजन)-मेद से भिन्न वाक्य हैं, यद्यपि प्रत्यक्ष-अनुमान से 
से दृष्ट प्रयोजन उपलब्ध न होने पर भी वह श्रुतिबोधित है। “इपे त्वा, इति 
छिनत्ति'--'इथे त्वा' बह उच्चारण करता हुआ पलाश (ढाक वृक्ष) की शाखा को 
काटता है; तथा 'ऊ्जे त्वा, इति अवमाष्टि'---/ऊर्जे त्वा' उच्चारण करता हुआ 


१. बाक्‍्यार्थ की पूर्ति के लिए जहाँ प्रकरण-पठित पद अन्त में जोड़ा जाता है, 
उसे 'अनुषज्भ' तथा जहाँ बाहर से जोड़ा जाय, उसे “अध्याहार' कहते हैं । 


अथ द्वितीयाध्याये प्रथम: पादः २३९ 


शाखा का अवमार्जन--शोधन करता है; शाखा पर धूल, मलिनता या बीठ आदि 
को साफ़ करता है। बेदिक वाक्य के अनुसार वक्त पदसमूहों के पृथक्‌ प्रयोजन 
होने से ये एक वाक्य न होकर भिन्न वाक्य हैं। 

इसी प्रकार आयुर्यज्ञेन' इत्यादि वाक्य भी एक प्रयोजन की सिद्धि में परस्पर 
आकांक्षारहित होने के कारण भिन्न वाक्य हैं । यदि कहा जाय कि पूर्व॑सूतच्र में 
हविनिर्वाप के समान यहाँ भी क्लृष्ति [सिद्धि, शक्ति-सामर्थ्यंप्राप्ति) एक दृष्ट 
प्रयोजन है, तब इन्हें भी एक वाक्य माना जाना चाहिए। यह कहना युक्त न 
होगा; क्‍योंकि यहाँ प्रसंग में 'क्लृप्तीवाच्यति' वाक्य उपलब्ध होता है, जिसका 
अर्थ है--क्लृप्तियों का वाचन--कथन करता है।। यहाँ क्लृप्तियाँ बहुत कही गई 
हैं । एक निर्वाप के साथ अनेक क्लुृप्तियों की समानता नहीं हो सकती । 
“आयुर्यज्ञेन कल्पताम्‌” में आयुसम्बन्धी एक भिन्‍न क्लुष्ति है, तथा 'प्राणों यज्ञेन 
कल्पताम्‌ में प्राणसम्बन्धी क्लूप्ति भिन्‍न । इसलिए वे सब पदसमुदाय एक वाक्य 
न होकर भिन्‍न वाक्य माने जाने चाहिएँ। ऐसे प्रसंगों में सवंत्र वाक्यभेद शास्त्र 
कारों ने स्वीकार किया है ॥४७॥| (इति वावयभेदाईघिक रणम्‌-- १५) | 

(अनुषज्भाईधिकरणम्‌--१६) 

शिष्य जिज्ञासा करता है --वैदिक” वाहमय में पाठ है --'या ते अग्तेज्याशया 
तन्‌वंषिष्ठा गह्ृनरेष्ठा, उग्र बचो अपावधीत्‌ त्वेष॑ वचो अपावधीत्‌ स्वाहा। याते 
अग्ने रजाशया, या ते अग्ने हराशया ।” यहाँ सन्देह है--क्या सन्दर्भ का 'तनूवे- 
घिष्ठा' आदि भाग 'या ते अग्ने रजाशया' तथा 'या ते अग्ने हराशया' का अनुषड्ध 
है ? अर्थात्‌ सज्ञानुष्ठान के अवसर पर 'तनूवंधिष्ठा' आदि भाग को पहले भाग के 
समान 'या ते अभ्ने रजाशया' इत्यादि प्रत्येक के अनन्तर पढ़ना चाहिए? 
अथवा उक्त पाठ का अनुषज्भु न मानकर लौकिक वाक्य बोलकर इसे पूरा 


१. तुलना करें--मंत्रा० सं० १२।७॥ तैत्ति० सं० [१२११] में 'या ते 
अस्नेधश्याशया रजाशया हराशया' इन तीनों का पाठ कर अनन्तर 'तनूव॑षिष्ठा' 
पठित है। काठक सं० [शरद] में 'याते अम्नेश्याशया' इत्यादि पूरा 
सन्दर्भ देकर आगे “या ते अग्ते रजाशया हराशया तनूवेषिष्ठा' इत्यादि पाठ 
उपलब्ध है। 

२. इस सन्दर्म का अथं है--हैं अग्ने ! जो तुम्हारा अयाशया'--लोहे में सोने 
वाला शरीर है, वह अत्यन्त विस्तृत, छिपा हुआ देशव्यापी है, वह कठोर 
बचन को नष्ट करे, वह दीप्त धमकीभरे वचन को तप्ट करे। हे अग्ने ! जो 
तुम्हारा 'रजाइया'--चाँदी में सोनेवाला शरीर है, हे अग्ने ! जो तुम्हारा 
'हराशया'---सुवर्ण में सोनेवाला शरीर है, इत्यादि । 


२४० मीमांसा-दरशन 


करना चाहिए ? नियमानुसार 'तनूर्विष्ठा' आदि भाग---या ते अग्ते रजादया' 
इत्यादि के अनन्तर पठित न होने से उसका वाक्यशेष न होने के कारण--वह 
अनुषज्जु रूप में पठित न होना चाहिए। सूतरकार ने समाधान किया-- 


अनुषज्धो बाक्यसमाप्तिः सर्वेषु तुल्यथोगित्वात्‌ ॥४८॥ 


[अनुषज्ञः] बाते अग्ने रजाशया' इत्यादि के साथ पीछे से सम्बद्ध होते- 
वाला वाक्यशेष [वाक्यसमाप्ति:] वाक्य की समाप्ति करता है, अर्थात्‌ उससे 
वाक्य पूरा होता है, [सर्वेषु | सब वाकयों में [तुल्ययोगित्वात्‌ | समान सम्बन्ध- 
बात्ना होने से । 

“यात्ते अस्नेध्याशया' के आगे 'स्वाहा-पर्येन्त जो पाठ है, वह 'या ते अग्ने 
रजाशया' तथा 'या ते अग्ने हराशया' इन दोनों के आगे पूरा पढ़ना चाहिए, 
क्योंकि इससे ही वाक्यार्थ पूर्ण होता है। अग्नि देवता के विषय में इन तीनों 
वाक्यों का समान सम्बन्ध है।' एक पूर्ण वाक्यसमुदाय में अवान्तर वाक्य- 
समुदायियों का व्यवधान नहीं माना जाता; ऐसी दशा में था ते अग्ने रजाशया' 
तथा “बाते अग्ते हराशया' के साथ “तनूर्विष्ठा' आदि भाग का सम्बन्ध होने में 
किसी व्यवधान की आशंका करना व्यथे है। अर्थ की परिपूत्ति प्रधान है, उसे 
पूर्ण करने के लिए समुदायी का व्यवधान उपेक्षित हो जाता है। 

इसके अतिरिक्त यह भी है कि 'या ते अम्नेब्याशया' और 'या ते अम्ने 
रजाशया' इन दोनों के मध्य जो पाठ है, उसका सम्बन्ध दोनों के साथ है। एक 
के बह आगे पठित है, दूसरे के पहले । अर्थ को पूरा करने की भावना से इसका 
दोनों के साथ सम्बन्ध है, दोनों के साथ समान सान्लिध्य है। आगे या पहले 
लिखा जाता उस द्षा में कोई महत्त्व नहीं रखता, जब वाक्यार्थ की पूत्ति उस 
पदसमुदाय के बिता न होती हो । इसलिए 'या ते अग्ते रजाशया' के प्रथम पठित 
भी 'तनूवंधिष्ठा' आदि पदसमुदाय यज्ञानुप्ठान के अवसर पर उसके आगे पूरा 
उच्चारण किया जायगा । जब उसका 'या ते अस्ने रजाइया तनूबंषिष्ठा 
गह्लरेष्ठा-* 'त्वेषं वचो अपावधीत्‌ स्वाहा' इस प्रकार पाठ किया जायगा, तब ठीक 
उसके आगे 'था ते अग्ने हराशया” पठित है, उसके साथ भी इसका सान्निध्य 
सम्पन्न हो जायगा; तब उसका भी वाजयशषेष होने में कोई बाधा नहीं रहती। 
यह कहा जा चुका है कि पाठ का पूर्व या पर लिखा जाना वाक्य-शेष होने में 


१. माध्यन्दिन [५८] और काण्व [ ५।२।८] संहिताओं में तीनों सन्दर्भों का 
पृथक्‌-पृथक्‌ पूरा पाठ उपलब्ध होता है। परन्तु इन संहिताओं में 
“अयाणया, रजाशया, हराशया' पदों के स्थान पर यथाक्रम 'अयःशया, रज:- 
हाया, हरिःशया' पाठ है | 


अथ द्वितीयाध्याये प्रथम: पादः र४१ 


बाघक रूप से कोई महत्त्व नहीं रखता ॥ 

सन्निधि एवं आनन्‍्तर्ये का तात्पय भी यहाँ स्‍थान की समीपता न होकर 
बावयार्थ की अनुकूलता व पूत्ति के किसी पदसमुदाय की अपेक्षा होना है। जिस 
पदसमुदाय को अर्थ की पूर्ति के लिए अन्य पदस्नमुदाय की अपेक्षा है, वही उसका 
सान्निध्य हैं; अनपेक्षित पदसमुदाय का व्यवधान वहाँ तिरस्कृत हो जाता है। 
इसी आधार पर आचार्यों का कथत है-- 


यस्य येनाथंसस्वन्धों दूरस्थस्पापि तस्य सः। 
अर्थतो छ्यसमर्थातामानन्तर्यंमकारणम्‌ ॥॥ 


जिस पद या पदसमुदाय का जिसके साथ अर्थ-कृत सम्बन्ध है, वह दूर बैठा 
हुआ भी उसके समीप ही है । जिनमें अर्थ के आधार पर परस्पर सम्बन्ध नहीं है, 
उनका समीप होना भी व्यर्थ है। 'या ते अग्ने रजाशया' तथा 'या ते अग्ने 
हराशया' के दूरस्थित होने पर भी “तनूवंषिष्ठा गह्नरेष्ठा' आदि के साथ उनका 
अथंकृत दृढ़ सम्बन्ध है; 'या' स्वंनाम पद का अर्थ अपूर्ण रह जाता है, जब तक 
'तनृवंषिष्ठा' आदि के साथ सम्बन्ध न जोड़ा जाय। फलत: आगे पठित दोनों 
(रजाशया, हराशया ) पदसमुदायों के साथ 'तनूवंधिष्ठा' आदि का अनुषज्णञ माना 
जाना चाहिए। 
आकांक्षा (अपेक्षा ), योग्यता, आसत्ति (सन्तिधि) वाक्यार्थ-बोध में सहायक 
होते हैं, यह ठीक है; परन्तु जहां आकांक्षा नहीं है, ऐसे निराकांक्ष पदसमुदाय 
का सान्निध्य रहने पर, अर्थ को पूर्ण करने में समर्थ पदसमुदाय देखा जाता है। 
जैसे-- 
चित्पतिस्त्वा पुनातु, वाक्प तिस्त्वा पुनातु, देवस्त्वा सबिता 
पुनातु, अच्छिद्रेण पवित्रेण व्तोः सु्येस्थ रहिसभि:।' 
यहाँ तीन पृथक्‌ पदसमुदाय हैं, जिनके अन्त में 'पुनातु' क्रियापद है; ये पूर्ण 
अर्भ प्रकट करने में समर्थ हैं, किसी की आकांक्षा नहीं करते । परस्तु 'अच्छिद्रेण 


१. द्रष्टव्य--तैत्ति/ सं० १॥२।१॥ इस मन्त्र का विनियोग अ्निष्टोम सें 
यजमान के प्राग्वंश नामक मंडप में प्रवेश के समय, प्राग्वंश के बाहर दमम- 
समूह से यजमान के पवित्रीकरण में है। मन्त्र का अर्थ है--हे यजमान ! 
ज्ञान का स्वामी तुझे पविज्र करे, वाणी का स्वामी तुझे पवित्र करे, सविता 
देव तुझे पवित्र करे--छिद्र-( दोष )-रहित 'पविन्र” से, वास करानेवाले सूर्य 
की रश्मियों से। दर्भपुझ्ज का वाम 'पवित्र' है। 

वाजसनेय-माध्यन्दिन शाखा (यजुर्वेद ४॥४) में उक्त मन्त्र के तत्वा' 
पद के स्थान पर 'मा' पाठ है, जिसका अर्थ है--मुझे' । 


25 मीमांसा-दर्शन 


आदि पदसमुदाय आकांक्षा करता है; तब प्रथम तीन वाक्यों में से किसके साथ 
इसका सम्बन्ध माना जाय ? यह जिज्ञासा उभरती है। समाधान है--जिस वाक्य 
के साथ अव्यवहित सान्निध्य है, उसी के साथ इसका सम्बन्ध जोड़ लेना चाहिए। 
'देवस्त्वा सविता पुनातु' के साथ सम्बन्ध होने से वह निराकांक्ष हो जाता है । 

ऐसी दशा में पहले दो वाक्यों के साथ “अच्छिद्रेण आदि का सम्बन्ध न 
होगा। पर वस्तुतः विचारपुर्वक देखा जाय, तो पहले वाक्यों को भी निराकांक्ष 
कहना युक्त प्रतीत नहीं होता। भले ही वे वाक्य की दृष्टि से निराकांक्ष हों, और 
एक सीमित अथे को भी.पूरा करते हों, पर पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त करने में वे 
साकांक्ष ज्ञात होते हैं। जब कहा जाता है--“चित्पतिस्त्वा पुनातु--ज्ञान का 
स्वामी तुझे पचित्र करे, तव आकांक्षा रहती है--केन साघनेन पुनातु ? किस 
साधन से पवित्र करे ? क्‍योंकि साधन के बिना पवित्रीकरण कैसे सम्भव होगा ? 
तब 'अंच्छिद्रेण पवित्रेण” आदि पदसमुदाय उस आकांक्षा को पूरा करता है। 
ऐसी दया में प्रत्येक प्रथमपठित वाक्य के साथ (पुनातु' क्रिया के अनन्तर इसका 
('जच्छिद्रेण' आदि का) अनुषज्ञ माने जाने में किसी प्रकार वी शास्त्रीय बाघा 
प्रतीत नहीं होती ॥४८।। (इति अनुषज्भाधिकरणम्‌--१६) । 


(व्यवेताननुषजाधिक रणम्‌ -१७) 


शिष्य जिज्ञासा करता है--गत सूश्न में निर्धारित मान्यता के अनुसार क्या 
“सं ते वायुवतिन गच्छताम्‌, सं यजब्रेरज्भानि, सं यज्ञपतिराद्धिषा' [मैत्रा० सं०, 
११२।१५] सन्दर्भ में 'गच्छताम्‌' क्रियापद का अनुषद्भ अगले वाक्यों में होना 
चाहिए ? सन्निक्ृष्ट वाक्य में 'अद्भानि” बहुवचनान्त पद होने से, एकवचनान्तं 
“गच्छताम्‌' क्रियापद का उसके साथ सम्बन्ध सम्भव नहीं । उससे व्यवहित होने 
पर भी अन्तिम वाक्य में “ज्ञपति: एकवचनान्त पद के साथ अनुषज् प्राप्त 
होता है। आचार्य सूत्रकार ने इस प्रस्भ में समाधान किया-- 


व्यवायान्नानुषज्येत ॥४ €॥ 


[व्यवायात्‌ ] व्यवघान होने से, पूर्वपठित का [न] नहीं [अनुषज्येत] 
अनुषज -- सम्बन्ध होवे । 

गत सूत्र में समान रचनाक्रम के पदसमुदाय को मध्य में आ जाने पर 
व्यवधान-कोटि में न मानकर आगे पठित या पृवंपठित पदंसमुदाय के साथ 
अनुषज्ज स्वीकार किया गया है। परन्तु श्रकृत सन्दर्म में ऐसा नहीं है । प्रथम 
पदसमुदाय में एकवचतान्त “गच्छताम्‌' क्रियापद एकवचनान्त “वायु: कत्तृंपद के 
साथ प्रयुक्त हुआ ठीक है। अगले पदसमुदाय में 'अद्भानि” बहुबचनान्त कत्तुंपद 
होने से रचनाक्रम पुर्वंपठित वाक्य से विषम हो गया, अत: इस व्यवधान की उपेक्षा 


अथ द्वितीयाध्याये प्रथम: पाद: रड३े 


करना उचित न होगा। इसलिए “गच्छताम्‌' क्रियापद का अनुषज्भ अन्तिम 
वाक्य में एकवचनान्त '“यज्ञपति:' कतुंपद के साथ नहीं होगा। वहाँ 'गच्छताम्‌ 
क्रियापद का अध्याहार करना ही संगत है ॥४८॥ (इत्ति व्यवेताननुषद्धाधि- 
करणम्‌--१७) ॥ 


इति जैमिनीयमोमांसादशंनविद्योदयभाष्ये 
द्वितीयाध्यायस्थ (उपोद्घाताभिधेयः) 
प्रथम: पादः ॥ 


अथ द्वितीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: 


(अज्भाध्पूवभेदाधिक रणम्‌--१) 

प्रथम पाद में कतिपय पदों के गौण-प्रघान माव, ऋक्‌-यजु:-साम का विभाग 
तथा पदों के पूर्वापर सम्बन्ध के विषय में विवेचन प्रस्तुत किया गया। चालू 
द्वितीय पाद में कतिपय आख्यात-पदों के आधार पर कम भेद का निरूपण प्रारम्भ 
किया जाता है। 

अग्निष्टोम कर्म के अन्तर्गत कतिपय वाक्य प्रयुक्त हैं--सोमेन यजेत' सोम 
से याग करे। 'दाक्षिणानि जुहोति' दक्षिणा-सम्बन्धी होम करता है। “हिरण्य- 
मात्रेयाय ददाति' आत्रेय के लिए हिरण्य --सुवर्ण देता है। यहाँ याग-होम-दान 
आदि विभिन्‍न अर्थोवाले धातुओं का निर्देश है। इसमें संशय है--- क्या ये सब 
मिलकर एक कार्य करते हैं ? अर्थात्‌ सत्र मिलकर एक अपूर्व को सम्पन्न करते हैं, 
अथवा पुथक्‌-पृथक्‌ कार्य करते हैं ? अर्थात्‌ याग-होम-दान से अलग-अलग अपूर्व 
की उत्पत्ति होती है ? 

लोक में दोनों प्रकार का व्यवहार देखा जाता है । एक छोटी घड़ोंची (पानी 
का घड़ा ऊँचे पर रखने का आघार) लकड़ी या लोहे की बनी तीन पायों पर 
आधारित रहती है । उपयोग की अन्य विविध वस्तुएं ऐसी बनाई जाती हैं, जो 
अनेक पायों पर आश्रित रहती हैं। इसी प्रकार अनेक व्यक्ति मिलकर छान 
उठाना, नाव खींचना आदि विविध प्रकार के एक कार्य का सम्पादन करते हैं । 
दीवार में गड़ी खूँटी या कील, अथवा छत में लगा कृण्डा, ये अकेले ही पृथक्‌- 
पृथक्‌ कार्य सम्पादन करते हैं। इस लोक-व्यवहार की स्थिति के आधार पर 
पूर्वोक्त आख्यात-पदों के विषय में संशय होता है--ये मिलकर एक कार्य सम्पा- 
दन करते हैं अथवा पृथक्‌-पुथक्‌ ? 

कतिपय आधारों पर यह स्पष्ट होता है कि ये मिलकर एक कार्य का सम्पा- 
दन करते हैं । 

(क) अग्निष्टोम आदि कर्म शास्त्र से अबोधित हों, ऐसी बात नहीं है । 
ये कर्म विविध क्रियाओं से पूरित हैं, अनेक क्रियाओं का समुदाय | कर्मानुष्ठान 


अथ द्वितीयाध्याये द्वितीय: पाद: र४ड४ 


का कोई दुष्ट फल प्रत्यक्षादि से दिखाई नहीं देता । शास्त्रबोधित अनुष्ठान के 
निरथंक होने की शंका भी नहीं की जा सकती; तब इसके अदृष्ट (अधूर्व ) फल 
की कल्पना की जाती है। सब क्रियाओं के मिलकर एक हो कार्य (अपूर्ब, अदृष्ट 
के उत्पन्त करने में लाघव है। पृथक्‌-पृथक्‌ कार्य मातने पर अनेक अपूर्वो की 
कल्पना, गौरव (भारभूत)दोष से दूषित होगी । 

(ख) 'यजेत, जुहोति, ददाति' क्रियापदों के आरम्भिक 'यज्‌, हु, दा' धातु- 
भाग का अर्थ 'याग-होम-दान' है, जो उनके परस्पर अलग अस्तित्व को प्रकट 
करता है । परन्तु उनका (क्रियापदों का) अन्तिम 'त' या 'ति' प्रत्यय-माग केवल 
एक अर्थ 'भावना' को अभिव्यक्त करता है। सम्पूर्ण क्रियापद का यथाक्रम अर्थ 
होगा--यागानुकूल भावना, होमानुकूल भावना, दानानुकूल भावना। देखते हैं, 
याग आदि के परस्पर पृथक्‌ होने पर भी उतका मिलकर किया गया एकमात्र 
कार्य भावना! है। इससे ज्ञात होता है, ये आख्यात-पद मिलकर एक कार्य सम्पा- 
दल करते हैं। ऐसा प्राप्त होने पर आचार्य सूत्रकार ने वस्तुस्थिति को स्पष्ट 
करने के लिए बताया-- 

शब्दान्तरे कममभेदः कुतानुबन्ध त्वात्‌ ॥१॥ 

[शब्दान्तरे] शब्द का अन्तर--भेद होने पर यजति-जुहोति-ददाति के रूप 
में, [कर्म भेद:] कर्म का भेद हो जाता है, [कतानुबन्धत्वात्‌ | प्रत्ययार्थ भावना 
का धात्वर्थ के साथ निश्चित किया गया सम्बन्ध होने से । 

'यज्‌' घातु से अनुबद्ध -- जुड़ा हुआ है 'त' प्रत्यम | घातु का अर्थ है--भाग, 
प्रत्यय का अर्थ है--भावना | यह भावना याग के साथ जुड़ी है; होम आदि के 
साथ नहीं। “हु' धातु से जो प्रत्यय 'ति* जुड़ा है, उसका अर्थ 'भावना' होम से 
अनुबद्ध है, याग आदि से नहीं । इसी प्रकार “दा घातु से अनुबद्ध प्रत्यय का 
भावना अर्थ धात्वर्थ दान के साथ जुड़ा है, याग-होम के साथ नहीं। अत: यागा- 
नुकूल भावना, होमानुकूल भावना, दानानुकूल भावना एक-दूसरे से सर्वथा क्‍झिन्‍्त 
हैं। यजति-जुहोति-ददाति इन विभिन्‍न आस्यात-पदों से बोधित करने के कारण 
ये कम --याग-होम-दान एक-दूसरे से भिन्‍न हैं; इनके अनुष्ठान से जो “अपूर्व' 
उत्पल्त होते हैं, वे भी पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। उनके मूल में यद्यपि प्रत्ययाथे 'भावना' 
पद एक है, पर वे भावना यागादि के अनुसार सब पृथक्‌ हैं। फलत: ये मिलकर 
एक अपूर्व को उत्पन्त करते हों, ऐसा नहीं है। इनसे विभिन्‍न अपूर्वो की उत्पत्ति 
होती है, यही व्यवस्था मान्य है ॥१॥ [इति अज्धाञ्यूवेभेदाधिकरणम्‌--१ | 


१. रामेश्वर सूरि विरचित सुबोधिनी वृत्ति में 'कृतानुबन्धित्वात्‌' पाठ है। 


४ मीमांसा-दर्शन 


(समिदाद्यपूर्वभेदाधिक रणम्‌--२) 

शिष्य जिज्ञासा करता है -गत सूत्र में क्रियाभेद से अपूर्व का भेद बताया; 
इसका तात्पर्य होता है--जहाँ क्रियाभेद न हो, वहाँ अपूर्व का भेद न होगा। 
प्रयोग है --'समिधो यजति, तनूनपातं यजति, इडो यजति, बहियजति, स्वाहा- 
कार यजति' [तै० सं० २।६।१ |, यहाँ पाँच बार एक ही क्रियापद 'यजति' का 
प्रयोग है, इससे एक ही अपूर्व की उत्पत्ति माननी चाहिए। ऐसा मानने पर 
श्रजति' क्रियापद का अभ्यास निरथेक होगा, यह कहना उचित नहीं है; क्योंकि 
अनेक बार उच्चारण किया गया मी पद किसी अन्य बर्थ का बोधक नहीं होता; 
न केवल पाँच बार, सौ बार कहने पर भी पद का अर्थ वही जाना जाता है, जो 
एक बार कहने पर। इसलिए अभ्यास के निरर्थक होने की आशंका निराधार 
है। वैसे मी अम्पास समित्‌ तचूनपात जादि देवताओं का विधायक होने से 
अनर्थक नहीं है । अत: इनसे एक अपूवं होना प्राप्त होता है। आचार्य ने समाधान 
किया-- 

एकस्येवं पुनः श्रुतिरविशेषादनर्थ क॑ हि स्थात्‌ ॥२॥ 

[एकस्य] एक “यजति' क्रियापद का [एवम्‌ ] इस प्रकार | पुनः] फिर--- 
दुबारा [ श्रुति:| श्रवण [अ-विशेषात्‌ ] विशेष-भेद -- कर्म भेद न माने जाने से 
[अनर्थकम्‌ | अनर्थक [हि] निश्चित रूप से [स्यात्‌ | हो जाय । 

'समिधो यैजति, तनूनपातं यर्जात' इत्यादि प्रसंग में पाँच बार पठित एक 
ही क्रियापद का इस प्रकार पुनः-पुन: श्रवण [अभ्यास] इस तथ्य का प्रयोजक 
है--ये सब याग परस्पर भिन्‍त्र कर्म हैं। यदि कमंभेद न माना जाय, तो यह 
पुनः श्रवण (--“यजति' का अभ्यास) निश्चिचत ही अनर्थक होगा। अतः कर्म- 
भेद होने से ये सब कर्म पृथक्‌-पुथक्‌ अपूर्व को उत्पन्न करते हैं, एक ही अपूर्व 
को नहीं । 

'समिधों यजति' इत्यादि वाक्य 'समित्‌, तनूनपात' आदि देवता का विधान 
करने से सार्थक हैं, यह कथन संगत नहीं; क्योंकि 'समिघो यजति' आदि सब 
याग 'दर्श-पौर्णमास' प्रकृति-याग के विक्ृति अर्थात्‌ अद्भुमूत बाग हैं। समित्‌ 
आदि ये पाँचों याग 'प्रयाज' नाम से कहे जाते हैं। प्रकृति जर्थात्‌ प्रधनन याग 
के पूर्वे जिन यागों का अनुष्ठान किया जाय, उनकी संज्ञा 'प्रयाज' है; नो प्रकृति- 
याग के अनन्तर किये जाते हैं, उन्हें 'अनुयाज' कहते हैं । दर्श-पौणंमास प्रक्ृति- 
याग के पाँच प्रयाज और तीन जनुयाज होते हैं। सभी भ्रक्रति यागों में ऐसा 
नियम नहीं है; इनमें न्यूनाधिकता रहती है । 

यह व्यवस्थित होने पर कि समित्‌ आदि याग दर्श्ष-पौ्णंमास के विकृति 
हैं, इनको देवता का विधायक नहीं माना जा सकता, क्योंकि विक्ृति याग का 


अथ द्वितीयाध्याये द्वितीय: पाद: र्४ड 


देवता वही होता है, जो प्रकृति याग का बताया गया हो। “यदाग्नेयोडष्टा- 
कपालः' [तै०्सं० २।६॥३] इत्यादि श्रृति के द्वारा दर्श-पौणंमास याग में देवता 
अग्नि है; तथा इसी के अनुसार अष्टाकपाल पुरोडाश द्रव्य है। ऐसी स्थिति में 
यदि 'समिधों यजत्ति' इत्यादि को देवता या द्रव्य का विधायक मानकर इनकी 
सार्थकता कही जाती है, तो देवता व द्रव्यविषयक विकल्प प्राप्त होता है; 
अर्थात्‌ चाहे यहाँ अग्नि के उद्देश्य से घाग किया जाय, चाहे समित्‌ देवता के। 
इसी प्रकार द्रव्यविषयक विकल्प होगा, चाहे अष्टाकपाल पुरोडाश द्रव्य का 
उपयोग किया जाय, चाहे समित्‌ द्रव्य का । 

परन्तु यह विकल्प न्याय्य नहीं है; क्योंकि इन 'समिधों यजति' इत्यादि 
में समित्‌ आदि देवता या द्रव्य केवल इन वाक्यों अथवा प्रकरण से प्राप्त हैं, 
श्रुतिबोधित नहीं। वाक्य, प्रकरण आदि की अपेक्षा श्रूति के बलवान्‌ होने से 
वाक्य आदि की बाघा हो जायगी। ऐसी दशा में यागविषयक किसी द्रव्य या 
देवता आदि ग्रुणविज्वेष के विधायक न होने से ये वाक्य अनर्थक हो जायेंगे। 
अतः इनकी साथंकता के लिए आवश्यक है, इन्हें किसी विशेष ग्रुण का विधायक 
माना जाय । आचार्यो ने बताया, ये वाक्य समित्‌ तन्‌नपात आदि देवता व द्रव्य 
के याग से सम्बन्ध के विधायक हैं। यागबोधक व्यजति' क्रियापद के सर्वत्र समान 
होने पर भी, जो बाग समित्‌ देवता व द्रव्य के सम्बन्ध से किया जाता है, वही 
तनूनपात देवता के सम्बन्ध से नहीं किया ज(ता, क्योंकि समित्‌ और तनूनपात 
आदि देवता व द्रव्य परस्पर भिन्‍न हैं । याग के अनुष्ठात पर ही देवता व द्रव्य 
का सम्बन्ध याग के साथ किया जा सकता है । इसी सम्बन्ध का विधान “समिघो 
यजति' इत्यादि वाक्यों से किया है। अतः ये परस्पर भिन्‍न कर्म हैं, एवं विभिन्‍न 
अपूर्व के निमित्त हैं। 

अस्तुत वाक्‍्यों से देवता व द्रव्य विधान किया जाना वक्ष्यमाण कारण से भी 
संगत नहीं है। शास्त्र में प्रायः स्वेत्र देवता का विधान चतुर्थी विभक्ति तथा 
तड्धित प्रत्यय द्वारा किया जाता है, जैसे--'अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा 
इत्यादि में देवता का चतुर्थी विर्भक्ति से निर्देश है, 'आग्नेयो5ष्टाकपाल:' 
इत्यादि में तड्ित प्रत्यय ढ्वारा। द्रव्य का विर्देश सत्र तृतीया विभक्ति से होता 
है, जैसे--'सोमेन यजेत, दध्ता जुहोति' इत्यादि । परन्तु 'समिधों यजति' 
इत्यादि में यह कुछ नहीं है । ये 'समिध:' आदि समस्त--द्वितीया विभक्तयच्त-- 
कर्म-पद हैं, जो अपने स्व॒तस्त्ररूप में कर्म होने के प्रयोजक हैं-- समिद्याग, 
तनूनपात याग आदि । 

वयजति' के अभ्यास की सार्थकता के लिए यह कहना भी संगत न होगा 
कि पहला वाक्य 'समिधो यजति' याग का विघान करता है, और अगले वाक्य 
उसका अनुवाद हैं । क्योंकि “दर्श-पौर्णमासाम्यां यंजेत' यह श्रुति-विधिवाक्‍्य 


श्ड८ मीमांसा-दर्शन 


याग का विधायक है; 'समिधों यजति' इत्यादि पाँचों वाक्य इसी प्रधान विधि 
के अद्भु भूत प्रयाज होने से इसके अनुवाद हैं । इसलत् 


लिए प्रथम वाक्य को याग का 
विधायक कहना संगत नहीं। फलत: 'यजतति' के अम्यास की सार्थकता के लिए 
यह उपाय निराधार है लिए सब ओर से तिर्पाय होकर आचार्यों कायह 
सुझाव ही मान्य है कि ये वाक्य देवता व द्रव्य का याग के साथ सम्बन्ध का 
विधान करते हैं। प्रत्येक 'यजति' पद के साथ भिन्‍न देवता आदि का सम्बन्ध 
होने से ये सब परस्पर मिन्‍्न याग हैं, एवं प्रत्येक विभिन्‍त जपूर्वों को उत्पन्न 
करते हैं; सब मिलकर एक अपूर्व को नहीं ॥२॥ (इति समिदाद्यपुर्व भेदाधि- 
करणम्‌--२) । 


(आधघाराय्यास्नेयादीनामज्भा ज्ञिभावापईधिकरणम्‌--३) 
शिष्य जिज्ञासा करता है--शास्त्र में निम्तलिखित प्रसंग आते हैं--- 
्रवाग्तेयोडष्टाफपालो5सावास्यायाँ पौर्णसास्याञ्च अच्युतो भवति' । 
[तै० सं० २६३] 
यह जो अग्नि देवता के लिए अष्टाकपाल पुरोडाश है, वह जमावास्या जौर 
पोर्णमासी में अच्युत (त्र॒टिरहित) धर्मेवाला होता है। 
अन्य कहा -- 
'तावबूतामस्नीषोसावाज्यस्थेव नो उपांशु पौर्ण मास्पां जन! 
वे अग्नि और सोम देवता वोले--हमारे लिए आज्य (घृत) का ही पौर्ण- 
मासी में उपांशु (ध्वनिरहित मन्त्र द्वारा) यजन करे । 
ताभ्यामेतमस्तीषो मीयमेकादककपालं पौणणमासे प्रायच्छत्‌' । 
[तं> सं० २ध२] 
उत अग्ति और सोम देवता के लिए यह अग्नि और सोम देवतावाला 
एकादशकपाल पुरोडाश पौ मास में दिया । फिर कहा--- 


'ऐन्द्रं दधि अमावास्थायाम्‌! [तैं० सं० राशाड] 
इन्द्र देवतावाला दही अमावास्था में होता है । अन्यत्र वाक्य है-- 
“ऐन्द्रं पयोड्सावास्थायास्‌' । 
इन्द्र देवतावाला दूध अमावास्या में होता है। इसी प्रकार -- 
'आघारमाघारयति' [तै> सं* २४११] 


अथ द्वितीयाध्याये द्वितीयः पाद: ६3 2 


आधार कर्म के नाम' को धार बाँघकर छोड़ता है। 


“आज्यभागों यजति! [वै०्सं० २६२] 
दो आज्य भागों का यजन करता है। 
“स्विष्टकृते समवद्यति' [वैन्सं० २६६] 


स्विष्टकृत्‌ देवता के लिए अवदान करता है। 
'पलीसंयाजान्‌ यजति' 
पत्नीसंयाजों का यजन करता है। 
'समिष्टयजुजु होति' [शतणब्रा० १॥६।२।२५ ] 
समिष्टयजु का होम करता है। 
आगे पुनः [तै०सं० २।६।६] में लेख है-- 
थय एवं विद्वान्‌ पौर्णमासों यजते, 
“भय एवं विद्वान्‌ अमावास्थां यजते 
[तिन्‍्सं० २६६] 
जो इस प्रकार जाननेवाला व्यक्ति पौर्णमास याग करता है; जो इस प्रकार 
जाननेवाला अमावास्या याग करता है । 
इन प्रसंगों में संशय इस प्रकार है--ये सब कम ---आग्नेय पुरोडाज् से लगा- 
कर 'ऐन्द्रं पय:' तक--समान रूप से प्रधान कम हैं? तथा आघार आदि कर्म 
प्रधान के समीप होने से उसके उपकारक अज्ु हैं? दूसरा संशय यहाँ इस 
प्रकार है--'थ एवं विद्वान्‌' ये दोनों संयुवत वावय प्रकृत में कहे गये कर्मों के 
अनुवादक हैं ? अथवा ये अपूर्ब कर्म के विधायक हैं ? तथा अस्य कर्म गरुणविधि 
4 
प्रतीत होता है---उक्त प्रसंग में 'अच्युतों भवति, प्रायच्छतू्‌, आघारयति, 
अवद्यति, जुहोति' आदि विधि के बोधक क्रियापद एक-दूसरे से भिन्‍न हैं। जहाँ 
इस प्रकार विधिबोधक क्रियापद परस्पर पृथक्‌ होते हैं, वे अधूर्वोत्पादक कर्म हैं, 
यह प्रथम अधिकरण में अभी कहा गया है। द्वितीय अधिकरण में अभ्यास होने 
पर कमंभेद माना गया है । प्रस्तुत प्रसंग में भी 'पजन्‌, यजति, यजते” आदि 'यज्‌' 
घातु का अभ्यास---बार-बार कहना---स्पष्ट है। ,इस कारण इन कर्मों को बराबरी 


१. द्रष्टव्य--मीमांसा सूत्र, १/४॥४॥ 
२. द्रष्टव्य--यत्पत्नीसंयाजा इज्यन्ते, शत ०ब्रा ० १११२॥७३०॥॥ 
अथ पत्नी: संयाजयन्ति, शत० ब्रा० २।६।२४॥ 


२५० मीमांसा-दर्शन 


के प्रधान कर्म मानना उपयुक्त होगा। ऐसा प्राप्त होने पर आचाये सूत्रकार ने 
समाधान किया--- 


प्रकरण तु पौर्णमास्यां रूपावचनात्‌ ॥३॥ 


[तु] सूत्र में यह पद निश्चय अर्थ को कहता है। [पौर्णमास्याम्‌] पौणणमासी 
पद साहचर्य से अमावास्या का भी बोधक है; अर्थ हुआ--पौर्णमासी और अमा- 
वास्पा पद जिन वाक्यों--'यं एवं विद्वान! इत्यादि--में पढ़े हैं; वे वाक्‍्य--- 
[प्रकरणम्‌ ] प्रकरण-प्राप्त 'यदास्नेयोःष्टाकपाल:” आदि वाक्यों से विधान किये 
गये कर्मों के अनुवादक [तु] ही है । क्योंकि [रूपावचनात्‌ ] इन वाक्यों में याग 
के रूप -- द्रव्य व देवता का कथन न होने से । 

कात्यायन श्रौत सूत्र | १२२ | में याग का स्वरूप बताया है--द्रव्यं देवता 
त्याग: देवता के उद्देश्य से द्रव्य का त्याग 'याग” कहा जाता हैं । 'य एवं विद्वान्‌ 
आदि वाकयों में --इन तीनों में से त्यागरूप अंश का निर्देश 'यजते' क्रियापद से 
हो जाता है, शेष द्रव्य और देवता का कथन इन वाक्यों में नहीं है । ऐसी स्थिति 
में यदि इन वाक्यों को अपूर्वोत्पादक विधि के रूप में प्रधान याग माना जाता है, 
तो यह निरर्थक होगा, क्योंकि यह त्याग किस द्रव्य का किस देवता के लिए है, 
यह तो ज्ञात ही नहीं; उक्त वाक्‍्यों में--इनमें से किसी का--निर्देश ही नहीं, तब 
क्ेवल त्याग का कथन निष्प्रयोजन होगा । इसलिए यह त्याग किस द्रव्य का किस 
देवता के लिए है, यह प्रकरण से जानना होगा । प्रकरण-पठित 'यदाग्तेयो5ष्टा- 
कपालः:' से लगाकर ऐन्द्र बय:' तक त्याग की भावना से देवता और द्रव्य 
दोनों का निर्देश होने से ये अपूर्वोत्पादक छह प्रधान याग हैं। इन्हीं को लक्ष्य 
कर कहा गया है--य एवं विद्वान! इत्यादि | इस प्रकार ये विद्वदु-वाक्य 
'यदाग्नेय:' इत्यादि वाक्य विहित छह यागों के अनुवादक हैं। इस रूप में वे 
साथंक हैं | 

यह कहना संगत नहीं कि विद्द्वाक्यों में 'पौर्णमासीं अमावास्याम्‌' एकवचनान्त 
पदों से बहुत यागों का ग्रहण कैसे होगा ? क्योंकि इत पदों का एववचनान्त 
प्रयोग यामों के एक समुदाय के आधार पर है; जैसे शास्त्र व लोक में वन, कुल, 
यूथ, सभा, परिषद्‌ आदि पदों का प्रयोग सर्वमान्य है ॥।३॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--यदि विद्वद्वाक्य आग्नेय आदि याग के अनु- 
वादक माने जाते हैं, तो समीप में पठित होने से प्रयाज आदि याग का भी उन्हें 
अनुवादक माना जाना चाहिए । ऐसी स्थिति सान्निध्य समान हेतु से प्रश्राज 
आघार आदि को भी प्रधान कर्म क्‍यों न माना जाय ? सूत्रकार ने समाधान 
किया-- 


अथ ह्वितीयाध्यावे द्वितीय: पाद: २५१ 


विशेषदर्श नाच्च सर्वेषां समेषु ह्मप्रवृत्तिः स्यात्‌ ॥४॥॥ 


[विशेषदर्शनात्‌ | विक्वतियागों में प्रयाज आदि के अतिदेश-विशेष के देखे 
जाने से [च] भी [ सर्वेपाम्‌ | आग्नेय, आधघा प्रयाज आदिं सबके [समेषु] समान- 
रूप से प्रधान होने पर [हि] निशचयपूर्वक, विक्रृतियामों में प्रयाज आदि की 
[अप्रवृत्ति:] अप्राप्ति | स्यात्‌ | हो जावे । 

आग्नेय याग प्रधान कर्म है। प्रधान कर्म का अतिदेश नहीं होता। यदि 
सान्निध्य से प्रयाज आदि को प्रधान कर्म माना जाता है, तो सौये आदि विकृति- 
यागों में प्रयाज आदि की प्राप्ति नहीं होगी; परन्तु सौर्य बाग में शास्त्र द्वारा 
प्रयाज की प्राप्ति बताई है। तैत्तिरीय संहिता [२।३।२] में निर्देश है--'यो 
ब्रह्मवचंसकाम: स्थात्‌, तस्मा एत॑ं सौर्य चरु निवंपेत्‌' जो ब्रह्मवचंस की कामना- 
वाला होवे, उसके लिए इस सूर्य देवतावाले चरु से याग करे। इस वाक्य- 
निदिष्ट सौय याग में अतिदेश है--प्रयाजे प्रयाजे क्ृष्णलं जुहोति ।' गरुड्जा 
(रत्ती ८ चूंटली ) परिमित सुवर्ण के दाने का प्रतिप्रयाज होम करता है, इस वचत 
से प्रकृत सौर्य याग में प्रतिश्रयाज क्ृष्णल की आहुति देने का विधान है। यदि प्रयाज 
आदि प्रधान कर्म हों, तो उनकी प्राप्ति प्रकृत सौये विक्रतियाग में नहीं होनी 
चाहिए। क्योंकि प्रधान कर्म का अतिदेश विकृतियागों में नहीं होता, यह सर्व- 
मान्य सिद्धान्त है। इसलिए विक्ृतियागों में प्रथाज आदि का श्रवण होने से इन्हें 
आग्नेय आदि प्रधान कर्मों के सान्निध्यमात्र से प्रधान कर्म नहीं माना जायगा । 
ऐसी स्थिति में 'य एवं विद्वान्‌' इत्यादि बिह्वद्वाक्य प्रयाज आदि का अनुवादक 
नहीं माना जायगा; केवल आस्तेय आदि छह श्रधात कर्मों का ही अनुवादक 
होगा ॥४॥ 

शिष्य पुनः जिज्ञासा करता है-विद्वद्वाक्य को अनुवादक इसलिए बताया गया 
कि इसमें याग के रूप दव्य, देवता का निर्देश नहीं है । इसके विपरीत यह क्‍यों 
न माना जाय कि विहृद्ववाक्य अपूर्व विधि है, प्रधान कर्म है ? उसके लिए द्रव्य, 
देवता गुण का विधान “यदाग्नेय' आदि वाक्‍यों से होता है; अतः “यदाग्नेय' 
आदि को विद्रद्वाक्य प्रधान कर्म की गुणविधि क्‍यों न माना जाय ? सूत्रकार ने 
शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित किया-- 


गुणस्तु श्रुतिसंयोगात्‌ ॥५॥ 

[ठु] सूत्र में यह पद गत सूत्र में निदिष्ड पक्ष को दुकराता है, [ग्रुणः ] 
'यदाग्नेय' आदि ग्रुण कम हैं, प्रधान कर्म नहीं। [श्रुतिसंपोगात्‌| 'स एवं विद्वान! 
इत्यादि श्रूति के साथ सम्बन्ध होने से । 

'य एवं विद्वान्‌” इत्यादि पोणंमासी, अमावास्या पदों से याग के विशिष्ट 


र५्र मीमांसा-दर्शन 


काल का निर्देश कर उस काल में अपूर्व कर्म का विधान करता है । वहाँ द्रव्य, 
देवता-गुण की पूत्ति उक्त श्रुति (य एवं विद्वान) के सम्बन्ध से 'यदाग्नेय' आदि 
बराक्य करता है। अतःये वाक्य गुणविधिं और विद्वद्वाक्य अपूर्वविधि अर्थात्‌ प्रधान 
कम माने जाने चाहिएँ ॥५॥ 

आचार्य सूत्रकार जिज्ञासा का समाधान करता है--- 


चोदना वा गुणानां युगपच्छास्त्राच्चोदिते हि तदर्थत्वात्‌ 

तस्य तस्योपदिश्येत ॥६॥॥ 

[चोदना] चोदक है;--प्रे रक है--कर्मविधायक वाक्य है---यदाग्नेयोड्ष्टा- 
कपालः इत्यादि, [वा] निश्चित ही; हेतु दिया--[ गुणानां युगपत्‌ शासनात्‌ | 
उक्त वा में गुणों (द्रव्य और देवता) के एकसाथ विधान-कथन करने से । 
[चोदिते हि] क्योंकि यदि ऐसा माता जाय कि बिहद्याक्य कर्मविधि है, और 
गुण का-कथन “यदास्नेय:' इत्यादि वाक्य से होने के कारण वह गुणविधि है, तो 
[तदर्थ॑त्वात्‌ | विद्वद्वाक्यविहित कर्म के लिए होने से [तस्य तस्थ ] उस-उस अग्नि 
देवता और अष्टाकपाल पुरोडाश द्रव्य का पृथक्‌-पुथक्‌ [उपदिव्येत] उपदेश 
किया जाना चाहिए। 

शास्त्रीय मान्यता है, गुणविधिवाक्थ अन्य कर्मविधि के लिए द्रव्य या देवता 
किसी एक ही गुण अथवा किसी एक विशेषता का ही विधान कर सकता है, एक 
वाक्य दो गुणों का , त्रिधान नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए आधार-संज्ञक 
कर्म है--आधारमसाथारयति'--आधघार का आघारण (सेचन ) करता है। आघा- 
रण की रीति विशेष है। विशेषता है--आधघारण का ऋजुत्व और सातत्य। इन 
दो गुणों का पृथक्‌-पृथक्‌ दो वाक्‍्यों से विधान किया जाता है--ऋजुमाघारयति, 
सततमाघारयति' । आघारण में आज्य की धारा ऋजु--सरल, सीधी होनी 
चाहिए; तथा सतत-निरन्तर चलती रहनी. चाहिए, बीच में टूट-ट्टकर आघारण 
नहीं होना चाहिए। यह शास्त्रीय मान्यता के अनुसार है । 

अब यदि विद्वद्गावय को कमेंविधि मानकर “यदाग्नेय' वाक्य को उसका गुण- 
विधि माना जाता है, तो यह सम्भव तहीं, क्योंकि उक्त शास्त्रीय मान्येता के यह 
बिरुद्ध हो जाता है। कारण यह है कि 'यदाग्नेय' एक ही बावय “अग्नि! देवता 
और “अष्टाकपाल पुरोडाश' द्रव्य दोनों रूपों का युगपत्‌ विधान करता है; अतः 
इसे गुणविधि मातना सम्भव नहीं । यह वाक्य द्रव्य और देवता उभयरूपविशिष्ट 
अपूर्द कर्म का विधायक है । फलत: विद्वद्वाक्य (“य एवं विद्वान्‌' इत्यादि वाक्य) 
में याग के रूप-द्रव्य और देवत। का कथन न होने से पौर्णमासी-अमावास्या संयुक्त 
वाक्य अंपुर्वे कर्म के विधायक नहीं हैं। यदि विद्वद्वाकयस्थित पौर्ण मासी-अमावास्या 
पद अभिधावृत्ति से आग्नेयादि यागों का कथन नहीं करते, तो लक्षणा वृत्ति से 


अथ द्वितीयाध्याये द्वितीय: पाद: २३ 


कथन करने में कोई दोष नहीं है। ऐसे प्रयोग मान्य समझे जाते हैं । जैसे--'अग्नो 
तिष्ठति' आग में ठहरता है; 'अबटे तिष्ठति” गड्ढे में ठहरता है; इन वाक्यों का 
तात्पय अभिधावृत्ति से संगत न होने पर लक्षणावृत्ति से यही होता है कि आग के 
समीप या गड्ढे के समीप ठहरता है। इसमें अशामज्जस्थ नहीं माना जाता। 
फलत: 'य एवं विद्वान्‌' इत्यादि विद्वद्वाक्य, आग्नेयादि प्रधान कर्मों का अनुबादक 
है, यही मान्यता सामज्जस्यपूर्ण है ॥६॥ 

व्यदास्नेय:' आदि वाक्‍्यों के ग्रुणविधि न होते में सूत्रकार अन्य हैतु अस्तुत 
करता है-- 


व्यपदेशश्च तद्गत्‌ ॥७॥ 


[व्यपदेश:| व्यवहार एवं कथन [च ]भी [तदत्‌| वैसा ही है, जिससे 
आग्नेय आदि यागों के समुच्चय का बोघ होता है । 

इन यागों के विषय में वाक्य है--'उग्राणि हू वा एतानि हवींषि अमावास्यायां 
सम्भ्रियन्ते--आग्नेयं प्रथमम्‌, ऐन्द्रे उत्तरे!। निश्चय ही ये उम्र हृवियाँ अमावास्था- 
कर्म एकसाथ अनुष्ठित की जाती हैं, जो पहली हवि आग्नेय है, और उसके आगे 
की दो ऐब्द्र हवियाँ । यह कथन इन ह॒वियों >न्यामों के समुच्चय को प्रकट करता 
है। 

यदि 'यदाग्नेयोउष्टाकपाल:' आदि वाक्धों को 'य एवं विद्वान आदि वाबय- 
विहित पौर्णमासी-अमावास्था-याग में ग्रणविधि माना जाय, तो आस्नेय आदि 
ह॒वियों के गुण होने पर आस्नेय पुरोडाश, ऐन्द्र-दघि तथा ऐन्द्र-पय हृवियों में 
विकल्प प्राष्त हो जायगा--पौर्ण मासी-अम्ावास्था याग चाहे आग्नेय पूरोडाश से 
सम्पन्त किया जाय, चाहे ऐन्द्र दक्षि से, चाहे ऐन्द्र पय से। ऐसी अवस्था में 'आस्तेय॑ 
प्रथमम्‌, ऐन्द्रे उत्तरे द्वे" यह कथन असंग्रत हो जायगा, क्योंकि विकल्प होने पर 
हवियों का पोर्वापयय क्र--जो “प्रथम और “उत्तर पदों से स्पष्ट बताया गया 
है---उपपन्‍न न होगा । यह ह॒वियों के समुच्चय में ही सम्भव है। अतः “यदास्नेय:! 
आदि यागों को मुणविधि मानना संगत वहीं ॥७॥ 

सुत्रकार उक्त अर्थ में अन्य हेतु प्रस्तुत करता है-- 

लिख्दर्शनाच्च ॥८॥ 

[लिजुदक्षनात्‌ ] आस्नेय आदि हवियों के समुच्चय में लिज्रु के उपलब्ध 
होने से [च] भी, आग्नेय आदि हृवियों का समुच्चय है, विकल्प नहीं। 

पलिज्भ' पद का तात्पर्य है--अ्माणभूत उल्लेख । शास्त्र में ऐसे प्रामाणिक 
उल्लेख उपलब्ध हैं, जिनमें आग्नेयादि हवियों का समुच्चय स्पष्ट होता हैं। 
उल्लेख है--:/चलुर्देदा पौणंमास्थामाहुतयो हयन्ते, अयोदक्ामाबास्यायाम्‌” । चौदह 


रश्४ मीमांसा-दर्शन 


आहुतियाँ पौण्ण मास याग में दी जाती हैं, और तेरह आहतियाँ अमावास्था याग 
में | पौर्णमास-याग की चौंदह आहुतिंयाँ इस प्रकार हैं--५ प्रयाज, ३ अनुयाज, 
३ प्रधान याग की आहुतियाँ (--आग्नेय पुरोडाश, अग्तीषोमीय उपांशुयाग, 
अग्तीषोमीय पुरोडाश), २ आज्य माग, १ स्विष्टकृत्‌ 5- १४। अमावास्या-याग 
की १३ आहुतियाँ हैं--५ प्रयाज, ३ अनुयाज, २ आज्यमाग, १ स्विष्टकृत्‌ -- 
११, तथा प्रघान याग के तीन द्रव्यों में से १ आग्नेय पुरोडाश की और ऐन्द्र 
दघि तथा ऐन्द्र पय दोनों द्रब्यों को मिलाकर एक आहुति २--११८८ १३॥ ऐन्द्र 
दघि और ऐन्द्र पय का देवता एक इन्द्र होने के कारण दोनों द्रव्यों को मिलाकर 
आहुति एक दी जाती है। इस कारण अमावास्या-याग में प्रधान आहुतियाँ केवल 
दो होती हैं। 

प्रस्तुत प्रसंग में इस कथन का कारण यह है कि पौर्णमास-याग में चौदह 
और अमावास्या-याग में तेरह आहृतियों की संख्यापूत्ति उसी अवस्था में हो 
सकती है, जब “यदाग्नेय:' आदि वाकक्‍्यों को प्रधान कर्म का विधायक माना जाता 
है। यदि विद्वद्ववाक्य का इन्हें गुणविधि माना जाय, तो “य एवं विद्वान्‌' इत्यादि 
वाक्य में इन आहुतियों के लिए कोई विधायक पद नहीं है। यह इस मान्यता में 
लिज्ज है कि 'यदाग्नेय: आदि वाक्य गुणविधि नहीं हैं; प्रत्युत अपूर्वे कर्म के 
विधायक हैं ॥८॥ (इति आधाराद्याग्नेयादीनामज़ाज्ि भावाधिकरणमू--३) । 

(उपांशुयाजा शूवंताईधिकरणम्‌--४) 

वैदिक वाइूमय में वाक्य हैं--“जामि वा एतथज्ञस्य क्रियते, यदस्वअ्चो 
पुरोडाजो, उपांशुयाजमन्तरा यजति” [तैंति० सं० २।६।६] इति। “बिष्णु- 
रुपांशु यष्टव्योइजामित्वाय, प्रजापतिसुपांशु यष्टव्योडजामित्वाय; अग्निषोमाबुपांधु 
यधष्टव्यावजामित्वाय” इति। इस प्रकार यज्ञ का किया जाना आलस्यजनक ही है, 
जो क्रमानुसार दो पुरोडाझों का यजन निरन्तर करता है । अत: दोनों पुरोडाशों के 
मध्य में उपांझुयाज का यजन करे । आलस्य दूर करने के लिए विष्णु का उपांशु- 
यजन करे; आलस्थ-निवारण के लिए प्रजापति का उपांशु यजन करे; आलस्य 
दूर करने को अग्तीषोम का उपांशु यजन करे। 

इन वाक्यों के विषय में क्षिष्य जिज्ञासा करता है--जैसे विद्वद्वाक्य में 
“पौर्णमासी' पद आग्नेय' आदि याग-समुदाय का अनुवादक है, ऐसे ही 'जामि वा” 
इत्यादि वाक्य में पठित उपांशुयाज क्या विष्णु आदि गुणवाले तीन प्रकृत यागों के 
समुदाय का अनुवादक है ? अथवा अपूर्व याग का विधायक है ? पाठ की समानता 
के आधार पर विद्द्वाक्य के 'पौ्ण मासी' पद के तुल्य उपांझुयाज को विष्णु आदि 


यागों का अनुवादक मानना उपयुक्त होगा । आचार्य ने शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित 
किया-- 


अथ द्वितीयाघ्याये द्वितीय: पाद: २५५ 


पौर्णमासीवदुर्पांशुयाज: स्यात्‌ ॥&॥ 

[पौणंमासीवत््‌ ] '्॒ एवं विद्वान्‌ पौणंमासी यजते' बाक्‍य में जैसे 'पौ्ण मासी 
पद 'आग्नेय' आदि यागों के समुदाय का अनुवादक है, ऐसे ही [उपांशुयाज: | 
“उपांशुयाजमन्तरा यजति' वाक्य-पंठित उपांशुयाज “विष्णुरुपांशु यष्टव्य:' आदि 
वाक्यों से विहित विष्णु आदि यागों का अनुवादक [स्यात्‌ ] होना चाहिए । 

जैसे 'य एवं विद्मान्‌' इत्यादि वाक्यों में द्रव्य, देवता आदि याग के रूप का 
निर्देश न होने से वह 'भाग्नेय' आदि याग-समुदाय का अनुवादक है, इसी प्रकार 
“उपांशुयाजमन्तरा यजति' वाक्य में याग के रूप द्रव्य-देवता का निर्देश न होने से 
यह अपूर्वे कर्म का विधायक नहीं माना जा सकता। “विष्णुरुपांशु यब्टव्यः” 
इत्यादि वाक्यों में याग के रूप देवता आदि के निर्देश तथा '“यष्टव्य:' इस विधि- 
निर्देश से विष्णु आदि यामों का अपूर्व कर्म मानना उपयुक्त होगा। उपांशुयाज 
को उन्हीं यागों का अनुवादक मानना चाहिए ॥ &॥ 

आचार्य सूत्रकार जिज्ञासा का समाधान करता है-- 


चोदना वाउप्नकृतत्वात्‌ ७१०४ 


[वा] सूत्र का वा” पद पूर्वोक्त पक्ष की व्यावृत्ति का ्ोतक है, अर्थात्‌ 
“उपांशुयाजसन्तरा यजति' वाक्यगत “उपांशुयाज' को विष्णु आदि देवतावाले 
कर्म-समुदाय का अनुवादक नहीं माना जा सकता; प्रत्युत [चोदना ] अपूर्व कर्म 
का विधायक है। विष्णु आदि देवतावाले यागों के---[ अभ्रकृतत्वात्‌ ] श्रस्तुत 
प्रकरण में न होने से । तात्पये है, विष्णु आदि देवतावाले यागों का यहाँ कोई 
विध।यक वाक्य नहीं है; जब उनका विधान ही नहीं, तो उपांशुयाज उनका अनु- 
वादक कैसे होगा ? 

विष्णु आदि गुणवाले याग, प्रकरणगत विधि नहीं हैं; अत्युत अर्थंबाद हैं, 
क्योंकि इनके विषय में 'उपांशुयाजमन्तरा यजति' यह विधि कही गई है। यह 
लम्बा वाक्य 'जामि वा एतत्‌' से प्रारम्भ होकर अन्तिम 'अजामित्वाय' पर पूरा 
होता है। उसमें “उपांशु यजति”' यह विधिवाक्य है। यदि “विष्णुरुपांशु' आदि 
को भी विधिवाक्य माना जाय, तो थह वाक्यभेद-दोष उपस्थित हो जायगा। 
“बिष्णुरुपांशु' आदि वाक्य उस लम्बे वाक्य के मध्य पठित होने पर 'उपांशुयाज- 
मन्तरा यजति' इस वाक्य के 'उपांशु' पंद से सम्बद्ध हैं, अर्थात्‌ उसी के सम्बन्ध की 
बात कहते हैं, कोई नई बात नहीं; इसलिए उस विधि के ये अर्थवाद हैं। इनको 
अवूर्वे विधि मावने पर वाक्यभेद-दोष हटाया नहीं जा सकता। 

“विष्णुरुपांशु' इत्यादि वावयों के अर्थवाद होने का तात्पयें यही है कि आग्नेय 
एवं अग्निषोमीय याग निरन्तर किये जाते हैं--आग्नेय पहले और अग्तीषोमीय 
उसके अनन्तर। इनमें समय का व्यवधान नहीं किया जाता। दोनों यागों में मन्त्रों 


२५६ मौमांसा-दर्शन 


का उच्चारण ऊँचे स्व॒र से किया जाता है। इससे प्रथम यागानुष्ठान में उच्चार- 
थिता ऋत्विक्‌ के थक जाने की सम्भावना बनी रहती है। थक जाने से दूसरे 
अग्नीषोमीय यागानुष्ठान के अवसर पर मन्‍्त्रों के उच्चारण में विकृति आ जाने 
पर अनुष्ठान दूषित हो सकता है। इन यागों के निरन्तर अनुष्ठान के अवसर पर 
थकावट से मन्‍्त्रोच्चारण में आलस्य भी न हो, और अनुष्ठानों का नैरन्त्य भी 
बना रहे, इस कारण दोनों के अन्तराल में उपांशुयजन कर लिया जाता है । इससे 
इनमें जामिता--आलस्य आने की सम्भावना नहीं रहती है। यागानुष्ठान के 
अवसर पर आलस्यथ की स्थिति को दोषपूर्ण माना जाता है। इस दोष के निवारण 
के लिए उन यागों के अच्तराल में विष्णु आदि का उपांशुयजन कहा गया है। 
ये अपूर्व विधि नहीं हैं ॥ १०॥॥ 

प्रसंगवद् शिष्प जिज्ञासा करता है --यह उपांशुयजन क्या है ? आचार्य ने 
समाधान किया-- 


गुणोषबच्धात्‌ ॥११॥ 


[ग्रुणोपबन्धात्‌ | उपांशु गुण के उपबन्ध--निर्देश से जाना जाता है--- 
उपांशुयजन यह याग का नाम है। 

'उपांशु' पद का अर्थ है--होठों के अन्दर ही उच्चारण करना। उपांशु- 
उच्चारण होठों के बाहर सुनाई नहीं देना चाहिए । उपाशुयाज नामक याग का 
कथन “उपांशु पौर्णेमास्यां यजन्‌' इस वाक्य द्वारा किया गया है। सूब्रकार ने 
उपांशुयाजस्य पौण्णमाद्तीकत्तंव्यत्ताईधिकरणम्‌--- | १०५८१ १७] नामक अधि- 
करण में इसका उपादान किया है । यह याग केवल पूर्ण मासी के दिन किया जाता 
है, अमावास्था' को नहीं । 

उपांशुबाज नामक याग में आहुतियां तीन देवताओं के उद्देश्य से दी जाती 
हैं--विष्ण, प्रजापति, अग्नीषोम । अग्नीषोम और प्रजापति की उपांशुधर्मता का 
उल्लेख वैदिक वाडुमय में उपलब्ध है।* विष्णु की उपांशुता का उस रूप में 
उल्लेख नहीं मिलता, परल्तु मन्त्र में समाम्नान (कथन) से विष्ण का समावेश 
देवताओं की इस घूची में किया जाता है। आचार्य सूत्रकार ने [१०८५२-५३] 
सूत्रों में विष्णु देवता विषयक विवेचन किया है। अमावास्या का निर्देश करके वहां 


१. द्रष्टव्य--मीमांसा सूत्र, १०।५३६३॥ 

२. तावबतामग्तीषोसावाज्यस्थंय नावुपांशु पौर्णमास्थां यजन्‌' इति, गत सूत्र 
के शाबरभाष्य के अन्त में निर्दिष्ट । “अनिरुक्तो वै प्रजापति:” [ऐ 
ब्रा० ६३०; त्तै०ब्रा० शहद; झाण्न्ना० शहाहा१३; तां०ब्रा० 
१८।६।5॥ | 


अथ द्वितीयाध्याये द्वितीय: पाद: २४७ 


शाबर भाष्य में होत्र कर्म पढ़ा है--'इदं विष्णुविचक्रमे' [ऋ० १॥२२।१७]; 
'प्र नद्‌ विष्णु: स्तवते बीयेंण' [ऋ० १॥१५४।२ | । सूत्रानुगत भाष्य का यह पाठ 
तभी संगत व सार्थक हो सकता है, जब उपांशुयाज विष्णु देवतावाला स्वीकार 
किया जाय। यहाँ मन्त्रगत विष्णु के आम्नान-कथन से उपांशुयाजवाले देवताओं में 
विष्णु की गणना होती है। इस प्रकार आचार्यों ने यह व्यवस्था की है कि आहुति 
प्रदान करते समय सम्पूर्ण मन्त्र का उच्चारण उपांशु किया जाय, अथवा देवता वाम- 
पद का ? निर्णय किया है, प्रधान होने से केवल देवता के नामपद का उच्चारण 
उपांशु होना चाहिए; मन्त्र के शेष भाग का उच्चारण उच्च स्वर से किया जाय । 
इस सब विवरण का सारभूत कथन आपफस्तम्ब औ्रैव सूत्र [१५२३-२४] में 
इस प्रकार है---'उपांशुयाज: पौर्णमास्यामेव मवत्ति वैष्णवोहझनीषोमीय: प्राजा- 
पत्यो वा--उपांशुयाज पोर्णमासी तिथि में ही होता है, चाहे वह विष्णु देवता के 
उद्देश्य से किया जाय, चाहे वह अग्नीषोम या प्रज्ञापति के उद्देश्य से । उक्त श्रौत- 
सूत्र में आगे कहा--'प्रधानमेवोपांशु-प्रधान अर्थात्‌ केवल देवता नाम का उपांशु 
उच्चारण होता है। 

फलत: “उपांशु गुण-सम्बन्ध से उपांशुयाज अपने रूप में स्वतन्‍्त्र याग का 
नाम है। परन्तु प्रस्तुत प्रसंग में आग्नेय और अग्नीषोमीय यागों के नैरन्त्य को 
अबाधित रखने और थकावट से बचने-रूप निमित्त से उनके अन्तराल में इसका 
उपयोग किया गया है; अतः यहाँ यह उनका अर्थवाद है; इसमें कोई दोष 
नहीं ॥११॥ 

उपांशुयाज अपने रूप में स्वतन्त्र अथवा प्रधान कर्म है, इसकी पुष्टि के लिए 
सूत्रकार ने बताया-- 


प्राये वचनाच्च ॥१२॥ 


[प्राये ] प्रधान की पंक्ति में [वचनात्‌ | कथन होने से [चर] भी यह एक 
प्रधान कर्म है । 

प्रधान कर्मों के प्रकरण में उपांशुयाज का पाठ होने से इसके प्रधान कर्म होने 
की पुष्टि होतो है। लोक में भी यह व्यवहार देखा जाता है कि श्रेष्ठ व्यक्तियों के 
ताम-प्रहण में जो गिने जाते हैं, वे सभी श्रेष्ठ व प्रधान व्यक्ति माने जाते हैं । 
प्रस्तुत प्रसंग में भी “आग्नेयो5घ्टाकपालो भवति' यहाँ से लगाकर 'ऐल्द्रं पयो5- 
मावास्थायाम्‌' तक का समस्त प्रक्रम--सिज्सिला प्रधान कर्मों का है। उसी के 
अन्तर्गत 'तावबूताम्‌--अग्नीबोमावाज्यस्थैव नावुपांशु पौरणमास्थां यजन्‌' यह 
बचन है। अतः यहाँ पठित उपांशुयाज प्रधान कर्म माना जाना चाहिए। 

अन्यत्र पाठ है--तस्य वा एतस्थाग्नेय एव शिर: हृदयमुपांशुयाज: पादा- 
बग्नीषोमीय:--उस प्रक्ान्त पौ्णमास याग का सिर आग्नेय याग है, हृदय उपांशु- 


श्श्८ मीमांसा-दर्गत 


याज तथा पैर अम्नीषोमीय है। यहाँ प्रधानभूत कर्म आग्नेय तथा जग्नीषोमीय 
के मध्य में पठित उपाशुयाज प्रधान कर्म है, यह निश्चित होता है। फलतः 
“उपांशुयाजमन्तरा यजति' वाक्य में उपांशुयराज कर्म आगे पठित “विष्णुरुपांशु 
यष्टव्य:' इत्यादि वाक्यगत देवसमुदाय का अनुवादक नहीं है। परन्तु मुख्य विधि 
होने पर भी यहाँ उसका प्रयोग आग्नेय और अग्नीषोमीय के नैरन्तय्य को अक्षण्ण 
बनाये रखने तया श्रमजनित दोष के निवारण के लिए हुआ है ॥१२॥ (इत्युपांशु- 
याजाघ्पूवेताईधिकरणम्‌--४) । 


(आधघाराद्यपूर्वताईधिकरणम्‌ --५) 


छिष्य जिज्ञासा करता है--वंदिक वाहुमय में 'आघारमाघारयतति' [तै०्सं० 
२५११] यह वाक्य सुना जाता है । आधार का आघारण करता है, अर्थात्‌ घृत 
का अग्नि में सेचन करता है । इसके विषय में अन्य वाक्य हैं--'ऊध्व॑माघारयति' 
ऊध्बें--ऊँचे से आधारण करता है। “सन्‍्ततमाधारषति' सन्तत--एकतार, घृत 
की घारा टूटे बिना आधारण करता है । “ऋजुमाघारयति' घृत की धारा ऋजु-- 
सरल-सीधी रहते आधघारण करता है । पहले वाक्य में घृत के सेचल का विधान 
है; अगले वाक्‍्यों में बताया गया--घृत का वह आघारण--सेचन किस प्रकार 
होता चाहिए। 

ऐसा ही वाक्य है---“अग्निहोत्रं जुहोति' [तं० सं० १५॥६ ] अग्निहोत्र होम 
करता है। इसी के विषय में अन्य वाक्य कहे गये--“दघ्ना" जुहोति' दही से होम 
करता है। 'पयसा जुहोति* दूध से होम करता है। 

ये सब वाक्य दो वर्गों में विभकत हैं। पहला वर्ग 'आधार'-विषयक है; 
दूसरा 'अग्निहोत्र-विषयक । यहाँ सन्देह होता है, भ्रत्येक वर्ग के पहले वाक्य 
(+-'आघारमाघारयति' तथा “अ्नहोत्र जुहोति') अपने वर्ग के अमले वाक्यों के 
अनुवादक हैं, अथवा अपूर्व विधि हैं ? इन्हें अनुवादक मानना उपयुक्त होगा; 
क्योंकि अगले वाक्‍्यों से आधार और अग्निहोत्र का जो विशेष प्रकार बताया है, 
थे पहले वाक्य उसी का सामान्य रूप से कथन करते हैं। शिष्य की इस जिज्ञासा 
को सूत्रकार ने अग॑ले तीन सूत्रों से विस्तार के साथ सूत्रित किया , जिनमें पहला 


सूत्र है-- 


१. सन्तुलन करें, 'दघ्ना इन्द्रियकामस्य' तै० ब्रा० २१४॥ 

३. द्रष्टव्य--“बत्‌ पयसाग्निहोञ्र जुहोति अमुमेव तदादित्यं जुहोति' कपरिष्ठल 
कठ संहिता, क ४, २॥ (ब्राह्मणोद्धार कोष के अनुसार) । 'पयसा जुहयात्‌ 
पशुकामस्य' लैं० ब्रा० २।१४॥ 


अथ द्वितीयाध्याये द्वितीय: पाद: २५६ 


आधारामग्निहोत्रमरूपत्वात्‌ ॥१३॥ 


[आधाराम्निहोश्रम्‌] आघार-वाक्य और अग्निहोत्र-वाक्य अपूर्वविधि नहीं, 
अनुवादक हैं, [अरूपत्वात्‌ | अपूर्वविधि-रूप न होने से । 

अपूर्व विधि में द्रव्य-देवता आदि का कथन होता है; यहाँ ऐसा नहीं है। जहाँ 
वाक्य द्रव्य, देवता व इतिकत्तैव्यता आदि से युक्त होता है, वह अपूर्व विधि माना 
जाता है। यह उसका स्वरूप व विशेष गुण है । अतः पूर्वोक्त प्रत्येक वर्ग का पहला 
वाक्य अपने वर्ग के अगले वाक्यों द्वारा विहित प्रकृत कर्म का अनुवादक है। उन 
वाक्यों में इतिकत्तंव्यता व द्रव्यगुण का निर्देश है ॥१३॥ 

अनुवादक होने में सूच्रकार अन्य हेतु प्रस्तुत करता है--- 


संजोपबन्धात्‌ ॥१४॥ 


[संज्ञोपबन्धात्‌ - संज्ञा-उपबन्धात्‌ | प्रत्येक वर्ग के प्रथम वाक्य (आघार- 
साघारयत्ति, अग्निहोत्र जुहोति ] में आघार और अश्लिहोत्र संज्ञा का उपबन्ध-- 
निर्देश होने से संज्ञाविशिष्ट आधार और अग्निहोत्र “आघारमाधारयति' तथा 
“अनिहोत्र॑ जुहोति” उक्त दोतों वाक्य कम के केवल नाम का निर्देश करते हैं, 
स्वरूप का नहीं। पहले से विद्यमान वस्तु का नाम रक्‍्खा जाता है। तात्प है, 
केवल नाम का निर्देश करनेवाले ये वाक्य यह स्पष्ट करते हैं कि ये कर्म स्वरूपतः 
वाक्यान्तर से सिद्ध हैं; उन्हीं वाक्यों के ये वाक्य अनुवादक हैं। अतः नाममात्र 
का निर्देश इन वाक्यों के अपुरवंविधि होने में बाधक है ।॥१४॥ 

सूत्रकार ने इन वाकयों के अनुवादक होने में अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


अप्रकृतत्वाच्च ॥१५॥ 


[अप्रकृतत्वात्‌ | उक्त वाक्यों में द्रव्य देवता के प्रकृत न होते से [च] भी ये 
वाक्य अपूर्व कर्म के विधायक नहीं हैं । 

समीप में स्थित किसी अन्य वाक्य से इन (आघारमाघारयति, अग्निहोत्र 
जुहौति) वाक्यों में द्रव्य, देवता की प्राप्ति नहीं होती। अपूर्वविधि के लिए द्रव्य, 
देवता का निर्देश आवश्यक है। यहाँ ऐसा व होते से इल्हें अपूनंबिधि नहीं साना 
जाना चाहिए? ॥१५॥ 

गत ज़िसूत्री से प्रस्तुत की गई जिज्ञासा का आचायें सृत्रकार ने समाधान 


१. तेरहवें और पन्द्रहवें सूत्रों में दिये गये हेतुओं में कोई विशेष अन्तर प्रतीत 
नहीं होता । एक ही हेतु को दो भ्रकार से प्रस्तुत कर दिया गया है। अपूर्वे- 
विधि के लिए द्रव्य, देवता की अपेक्षा होना दोनों हेतुओं में समान है 


२६० सीमांसा-वर्शन 
किया-- 


चोदना वा शब्दार्थस्य प्रयोगभूतत्वात्‌, तत्स्निधेगुणार्थेन 
पुनः श्रुति: ॥१६॥ 


सूत्र में 'वा' पद उक्त जिज्ञासारूप पूर्बेपक्ष की व्यावृत्ति का द्योत्क है। 
तात्पयं है -आघारमाधारयति, अग्निहोत्रं जुह्ोति' ये वाबय अनुवादक नहीं हैं, 
प्रत्युत [ चोदना | अपूर्व कर्म के विधायक्र वाक्य हैं, [शब्दार्थ स्य प्रयोगभूतत्वात्‌ ] 
उक्त थाक्‍्यों के शब्दार्थ के प्रयोगभूत होने से; अर्थात्‌ “आधार कर्म करे! तथा 
अग्निहोत्र कर्म करे” इस प्रकार विधायक अर्थवाला होने से। अतएब [तत्स- 
न्निधे:] उन चोदना-(विधि)-वाक्यों के सामीप्य से (ऊध्वंमाघारयति, दध्ना 
जुहोति, आदि वाक्यों में) [गुणार्थेन] ऊर्ध्व एवं दधि आदि गुणविधान के प्रयोजन 
से [पुनः श्रुति:] (आधारयति, जुहोति का) पुनः श्रवण होता है। 

“आधारमाघा रयति' तथा “अग्निहोत्र जुह्दोति' ये वाक्य अनुवादक न होकर 
अपूर्व कम के विधायक हैं। “आधारयति” और '“जुहोति' इन आख्यात-पदों में 
लकार का अर्थ विधि तथा धातु का अर्थ आधारण और होम है, इस प्रकार इन 
वाक्‍यों से आधार-संज्ञक एवं अग्तिहोत्र-संज्ञक अपूर्व कर्मों का विधान किया गया 
है। ये वाक्य केवल कर्म के नाम [संज्ञामात्र) का निर्देश न कर आघार एवं 
अग्निहोत्र कर्मान्तिर के विधायक हैं। 'ऊब्बेभाधारयति' इत्यादि वाक्य आधार- 
कर्म के आघायण के साथ ऊर्ध्व, ऋजु और सन्तत गुणों के सम्बन्ध का विधान 
करते हैं, अर्थात्‌ आधारण की इतिकर्त्तव्यता के विधायक हैं कि आघारण किस 
अ्रकार किया जाना चाहिए | ये वाक्य आघार-कर्म का विधान नहीं करते; 
प्रत्युत 'आघारमाधारयति' वाक्य में विहित आघार-कर्मान्तरगत आघारण 
की केवल इतिकत्तंब्यता का निर्देश करते हैं। इन पदों में कर्म का निर्देश ही नहीं 
है । 

इसी प्रकार 'दध्ता जुहोति, पयसा जुहोति' वाक्य केवल अग्निहोत्र-कर्मा- 
न्तरगत होमक्रिय्रा के साथ द्रव्य के सम्बन्ध का विधान करते हैं, अग्निहोत्र कर्म 
का नहीं। यहाँ अग्निहोत्र कम का निर्देश ही नहीं । वह अपूर्व कर्म 'अग्निहोत्र 
जुह्ोति' वाक्य से विदित है। ये वाक्य केवल द्रव्यान्तर के विधायक हैं । 

यह आल्षेप उचित नहीं है कि 'आघारमाधारयति' वाक्य अपूर्व कर्म का 
विधायक नहीं हो सकता; क्योंकि यहाँ द्रव्य, देवता निर्देश नहीं है, जो अपुर्व- 
विधि के लिए--उसका स्वरूप होने से-आवश्यक माना जाता है। भाष्यकार शबर 


१. .आधारयति, जुहोति' लिहथ में लेट्‌ लकार का प्रयोग है। 


अथ द्वितीयाध्याये द्वितीय: पादः डक 


स्वामी ने लिखा है--'चतुर्गुहीतं ' वा एतदभूत्‌ तस्याघारमाघायं' इति आज्यमस्थ 
द्रव्यमम्‌॥। निश्चित ही यह (एतत्‌ ) चार से गृहीत होता है। 'एतत्‌' सर्वगाम पद 
'आज्य' के लिए प्रयुक्त हुआ है। उस आज्य का आघार याग में आघारण करके ; 
इसके अनुसार आधार याग का द्रव्य-आज्य है। देवता का विधान मन्ववर्ण से 
जाना जाता है। मन्त्र है “इन्द्र ऊ्ध्वोष््वरो दिवि स्पृशतु महतो यज्ञों यज्ञपते 
इन्द्रवान्‌ स्वाहा! इति आधघारमाघारयति | “इन्द्र ऊरष्वो० ' इन्द्रवान्‌ स्वाहा' इस 
मन्त्र से आघार का आघारण करता है। मन्त्रार्थ है--हे इन्द्र ! ऊध्वे अध्वर 
चुलोक का स्पर्श करे; हे यज्ञपते ! तुझ महान्‌ का इन्द्रवान्‌ यज्ञ सुहृत होवे। 
इससे स्पष्ट है, आधार-कर्म इन्द्रवान्‌ होता है, इसका देवता इन्द्र है। इस प्रकार 
द्रव्य और देवता दोनों से सम्पन्त होने के कारण आधार अपू् विधि है, अनु- 
बावक नहीं। “आधारमाघारयति' के समान 'अग्निहोत्र जुहोति” भी अपूर्व विधि 
है, उसका देवता अग्नि और द्रव्य-आज्य दूध-दही आदि स्पष्ट है। फलतः 
जिज्ञासा-प्रसंग से कहे गये आक्षेप अयुक्त हैं 2 (इत्याघाराबपुवंताअधि- 
करणम्‌--५) | 


(पशुसोमापूर्वताईधिक रणम्‌--६) 


शिष्य जिन्नासा करता है--बैंदिक बाहमय में पढ़ा है --'यो दीक्षितो यदरती- 
चोमीय॑ पशुमालभवे ।--कर्मानुष्ठान के लिए दीक्षित व्यक्ति अग्नीषोम देवतावाले 
पशु का आलमन करता है। उसी प्रसंग में पाठ है--हृद्यस्याग्रेब्ब्यति, अथ 
निह्नाया अथ वक्षस:” [तं० सं० ६१११ ]--पहले हृदय का अवदान करता है, 
अनन्तर जिद्ठा का, तदनन्तर वक्ष का। 

इसी प्रकार अन्य वाक्य है---'सोमेन यजेत” सोम से याग करे। वहाँ आगे 
पाठ है--ऐन्द्रवायव॑ गृक्लाति, मैत्रावरुणं गृक्लाति, आशिवनं गृह्लाति'---इन्द्र - 
वायु देवतावाले का ग्रहण करता है, मित्र-वरुण देवतावाले का ग्रहण करता है, 
अइवी देवतावाले का ग्रहण करता है। 

इन प्रसंगों में सन्देह है, क्या 'अग्नीषोमीयं पशुमालभतते' तथा 'सोमेन यजेत' 
वाक्य अपूर्व कर्म का विधान करते हैं? अथवा अपने प्रसंग में पढित 'हृदय- 
स्थाग्रेश्य्यति' आदि, तथा ऐस्द्रवायवं गृह्दाति' आदि वाक्यसमुदाय के अनुवादक 
हैं? 

१. /चतुर्गहीतं' का शब्दार्थ है--चार से गृहीत। यह आज्य का विशेषण हैं। 
जब आज्यस्थाली से आज्य को खुक से भरकर खुबा में डाला जाता है, तब 
ख्रुक्‌ और स्रुवा को पकड़ने में कनिष्ठिका अंगुलि का उपयोग नहीं किया 
जाता | इसीलिए आज्य चतुगृंहीत होता है--तीन अंग्रुलि, चौथा अँगूठा | 


रद२ मीमांसा-दर्शन 


ऐसा प्रतीत होता है, ये समुदाय के अनुवादक हैं, कर्मान्‍्तर के विधायक 
नहीं । कारण है--समुदाय-वाक्यों में 'अवद्यति' और 'गृह्लाति' पदों से---अवदान 
करने तथा ग्रहण करने-रूप क्रियानुष्ठान के निर्देश द्वारा कम का विधान कर 
दिया गया है। ये वाक्य (“अग्तीषो ०--लभते' तथा 'सोमेन यजेत') तो अवदान 
और ग्रहण से यथाक्रम पशु और सोम के सम्बन्धमात्र का निर्देश करते हैं, अतः 
ये उस वाक्‍्य-समुदाय के अनुवादक हो सकते हैं। क्‍या यह युक्त है? आचार्ग ने 
समाधान किया, यह कथन युक्त नहीं, क्योंकि --- 


द्रव्यसंयोगाच्चोदना पशुसोमयो:ः प्रकरणे ह्यनर्थको 
द्रव्यसंयोगो न हि तस्य गुणार्थेन ॥१७॥ 


[पशुसोमयो: ] पशु और सोम से सम्बद्ध---'अग्नीषोमीयं पशुमालभेत' तथा 
वसोमेन यजेत' वाक्यों में [द्रव्यसंयोगात्‌ | पशु और सोम द्रव्य का संयोग होने 
से, ये वाक्य [ चोदना ] अपूर्व कर्म के विधायक हैं। [प्रकरणे ] प्रकरण में पठित 
“ह॒दयस्याग्रेज्ब्यति' आदि तथा 'ऐन्द्रवायवं गृह्वाति' आदि वाक्यों से याग का 
विघान माना जाता है, तो [वद्रव्यसंयोग:] “'पशुमालभेत' वाक्य में तथा 'सोमेन 
यजेत' वाक्य में पशु और सोम द्रव्य का संयोग [हि] निश्चय से [अनर्थकः ] 
निष्प्रयोजन हो जायगा । [तस्य ] उक्त वाक्‍यों में पशु और सोम द्रव्य का [ गुणा- 
थेन ] गत अधिकरण में वणित “दध्ना जुहोति' के समान--ग्रुणविधान के प्रयोजन 
से निर्देश [हि] कदापि [न] नहीं है। 

“अग्नीषोमीयं पशुमालभेत' एवं 'सोमेत यजेत' वाक्य अपूर्व कर्म के विधायक 
हैं; प्रकृत में पठित 'हृदयस्याग्रेज्यच्यति' एवं 'ऐन्द्रवायवं गृह्लाति' वाक्‍्यों से अग्नी- 
घोमीय पशुयाग एवं सोमयाग का बोध अथवा विधान नहीं होता; क्‍योंकि न तो 
हृदयादि अज्ज पशु है, और न ऐन्द्रवायव सोमरस सोम है। 'पशुमालभेत' वाक्य में 
पशु पद से एवं 'सोमेन यजेत' वाक्य में सोम पद से यथाक्रम सींग, पूंछ, चार पैर 
वाले आक्ृतिविशेषमूलक द्रव्य का बोध होता है, समस्त लोकव्यवहार तथा 
शास्त्रीय निर्देश इसके प्रमाण हैं । प्रकृत में पठित पद्ु-अवयवों -- हृदय-जिह्ठा-वक्ष 
आदि का पशु-पद. उच्चारण से बोध नहीं होता, तब ये पद पशुयाग के विधायक 
नहीं माने जा सकते। अतः 'पशुमालभेत' वाक्य को अपूर्व कर्म का विधायक 
मानना न्याय्य है । 

इसी प्रकार 'सोमेन यजेत” वाक्य में सोम-पद मूल रूप से आक्ृतिविशेष के 
आधार पर सोमलता का वाचक है। उसके टहनी-पत्तों की विशेष आकृति, ऋतु- 
विश्वेष में उसका पल्‍लवित होना आदि सोम-पद के उच्चारण से अभिव्यडिजत 
होते हैं। अभिधाशक्ति-बोध्य अर्थ सोम-पद का यही है। यदि कहीं सोम-पद का 
साम-रस अर्थ अभिलक्षित होता है, तो वह्‌ औपचारिक अथवा गौण ही समभना 


अथ द्वितीयाध्याये द्वितीय: पाद: र६रे 


चाहिए । प्रकृत में पठित 'ऐन्द्रवायवं गृह्लाति' आदि वाक्यों में 'ऐन्द्रवायव' आदि 
पद सोम-रस को अभिलक्षित करते हैं, सोमलता के वाचक नहीं हैं। अत: उनको 
सोमयाग का विधायक नहीं माना जा सकता। फलत: 'पशुमालभेत' एवं 'सोमेन 
यंजेत' वाक्य अपूर्व कम के विधायक हैं, प्रडृत में पठित वाक्‍्यों के अनुवादक नहीं । 

प्रकृत-पठित वाक्यों में द्रव्य का जो निर्देश है, वह उनके यज्ञोपयोगी संस्कार- 
विशेष का बोघ कराता है। इस प्रकार उक्त विधिवाक्यों के ये केवल अद्भुभूत 
हैं। संस्कार का बोध कराने तक ही उनका क्षेत्र है। कर्मान्तर की विघायकता 
की क्षमता उनमें नहीं है। इसलिए केवल द्रव्य के संस्कारबोधक वाक्यों को 
विधायक कहना और विधिवाक्यों को गुण का विधान करनेवाले कहकर गोण 
मानना वस्तुस्थिति का शीर्षासन कर देने के समान है १७॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है-'पशुमालभेत' तथा 'सोमेन यजेत' वाक्य अनुवादक 
नहीं हैं, यह ठीक है, परन्तु प्रकृत-पठित 'ह॒दयस्थाग्रे' तथा 'ऐन्द्रवायर्व' आदि 
वाक्यों में भी द्रव्य का निर्देश होने से उन्हें मी विधिवाक्य क्यों न माना जाय ? 

आचार्य सूत्रकार ने समाघान किया-- 


अचोदकाश्च संस्कारा: ॥१८॥ 


[च] ओर [ संस्कारा: ] प्रकृत-पठित वाक्यों में निदिष्ट अवदान तथा ग्रहण- 
रूप संस्कार [अचोदका: ] यागकर्मों के विधायक नहीं हैं । 

ओन्द्रवायव॑ गृह्वाति' आदि वाक्यों में ग्रहण तथा 'हृदयस्याग्रेश्वच्चति' आदि 
में अवदानरूप संस्कार अपूर्व यागों के विधायक नहीं है। 'ऐन्द्रवायवं गृह्माति' 
आदि वाक्य इन्द्रवायु आदि देवताओं के लिए संस्कृत द्रब्यदान के संकल्पमात्र 
का बोघ कराते हैं, इतना ही इनका ज्लेत्र है। पर देवता के लिए द्रव्यदान का 
संकल्प याग के बिना सम्पन्न न होगा । तब याग के विघान को देखना होगा; वह 
विधान 'सोमेन यजेत” वाक्य से किया गया है। इसलिए प्रकृत में पठित ये वाक्य 
किसी यागकर्म के विधायक नहीं हैं। विधिवाक्य से बोधित यागकर्म के अनु- 
ब्तान में अपेक्षित द्रव्य के संस्कारमात्र का निर्देश करते हैं। संस्कृत द्रव्य का देवता- 
विशेष से सम्पर्क का निर्देश अदुष्टायंक सम्भव है। 

इसी प्रकार 'पशुमालभेत” के प्रकरण में पठित “हृदयस्याग्रेप्बच्चति' आदि 


१. पशुयाग में पशु का 'आलभन” और ,हृदय आदि जज्ञों का 'अवदान' क्‍या 
हैं ? इस विषय में पर्याप्त प्राचीन काल से इस याग की मूल भावनाओं को 
भुलाकर अनेक श्रान्त धारणाएँ चली आ रही हैं, जिनके कारण इस लम्बे 
अन्तराल-काल में अनेक साम्प्रदायिक, बौद्धिक, व दैडिक संघर्ष चलते रहे हैं। 
आज भी जहाँ-तहाँ उन यागों के विकृत रूप एवं उनसे उभरे छूट-पुट संघर्ष 


र्द्दड मीमांसा-दर्शन 
बाक्‍यों द्वारा पशुयाग में अपेक्षित हृदय, जिद्ना, वक्ष एवं इनसे उपलक्षित अन्य 


दृष्टिगोचर होते रहते हैं । यज्ञविषयक उन ज्रान्त धारणाओं के कारण आयों 
के प्राचीन भारतीय समाज से विच्छित्त होकर बौद्ध सम्प्रदाय प्रादुर्भाव 
में आया। इस संघर्ष का उस समय में अवसादपूर्ण अन्त बौद्ध सम्प्रदाय के 
अनुगायियों को अपने देश बलात्‌ छोड़ देने के रूप में परिणत हुआ। उन 
आच्त धारणाओं का रूप--यागों में पशुहिंसा का करना--रहा है। यद्यपि 
इन धारणाओं के लम्बे समस्त अन्तराल-काल में अनुकूल-अ्तिकल चर्चा लेख 
व मौखिक रूप में बराबर चलती रहीं, पर एक समय इन धारणाओं का 
इतना प्राबल्य बढ़ा कि वैदिक वाह्रमथ का बहुत बड़ा भाग उन धारणाओं 
की पुष्टि के रूप में भर दिया गया जिसके फलस्वरूप समाजके बहुत बड़े 
भाग को अपना देश तक छोड़ना पड़ा। उस काल में भी भतृमित्र जैसे महान्‌ 
मीमांसक हुए, जिन्होंने मीमांसाशास्त्र से इसे निकालने का अथक प्रयास 
किया; पर समाज का पतनाला उसी जगह रहा। कुमारिल भट्ट और आद्य 
आचार्य शंकर जैसे महान्‌ व्यक्ति भी अपने-आपको उस कलुष से बचाकर न 
रख सके । 

आधुनिक काल में ऋषि दयानन्‍्द ने उन घारणाओं के विरुद्ध कठोर 
कदम उठाया। उन यागों की वास्तविक मूल भावताओं को उभारकर ऐसे 
सुझाव सामने रक्‍खे, जिनसे उन अस्त धारणाओं की असत्यता एवं निरा- 
घारता का मार्ग प्रशस्त होता है। ऋषि का अपने जीवन में कार्यकाल बहुत 
थोड़ा रहा, केवल दक्ष वर्ष के लगमग। कार्य-तरु की शाखा अनेक रहीं । 
किसे कितना समर्थत मिल सका, इसका लेखा-जोखा उनकी रचनायें प्रस्तुत 
करती हैं। उनपर आगे कार्य करना--ऋषि के अतन्‍्तर होनेवाले--बुद्धि- 
जीवियों का लक्ष्य होना चाहिए । छूट-पुट कार्य अनेक विद्वानों ने किया है, 
पर जिसकी ऊँचे स्तर पर गणना की जाय, ऐसा कार्य मेरी दृष्टि में केवल 
बं० युधिष्ठिर मीमांसक का आया है। यदि अन्य किसी विद्वान्‌ ने उस स्तर 
का कार्य किया हो, तो उसे अभी देख नहीं पाया। इस विषय में उनकी 
रचनायें द्रष्टव्य हैं, जो निम्नलिखित हैं--- 

१. श्रौत यज्ञ मीमांसा 

२. जैमिनीय मीमांसा सुत्रों के शाबर भाष्य का हिन्दी रूपान्तर; 

तथा विशेष रूप से उसके अन्तर्गत लिखे गये विवरण । 

इस विषय में उनके विचारों को पाठक उनकी रचनाओं को गम्भी- 
रतापूर्वक पढ़कर जानने का प्रयास करेंगे। इस विषय में मेरी जो कुछ 
बरणा बनी, अति संक्षेप में उतको प्रस्तुत करना चाहूँगा। 


अथ द्वितीयाध्याये द्वितीय: पाद: र्ध्श्‌ 


अज्जों को शुद्ध-सुन्द र-स्वच्छ बनाने रूप अवदान-संस्कार का निर्देश हुआ है । इन 


प्रारस्भिक भारतोय समाज-- 


भारत के प्राच्रीनवम साहित्य से ज्ञात होता है, अपने आदिकाल से ही 
भारत देश कृषिप्रधान रहा है । आज भी स्थिति इससे अधिक विपरीत नहीं 
है। आवश्यकतानुसार धीरे-धीरे अन्य अनेक संस्थाओं की स्थापना होती 
रही । मुख्य रूप से निम्न संस्थाएँ अति प्राचीन काल से प्रचलित हैं---शिक्षा, 
रक्षा, व्यापार (स्थानीय तथा देशान्तर तक; स्थलीय व्यापार के अतिरिक्त 
नौकाओं द्वारा सागरीय व्यापार के उल्लेख भी प्राचीनतम वाड्मय में उप- 
लब्ध होते हैं), विविध प्रकार के शिल्प, जिनमें गृहतिर्माण, लकड़ी तथा 
विभिन्‍न घातुओं (सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि )के आधार पर आभूषण, 
पात्र तथा रक्षा, कृषि एवं अन्य कार्यों में अपेक्षित औज्ञार आदि का निर्माण । 

आधुनिक पुरातत्त्वानुसन्धाता उछल-उछलकर पुरजोश यह घोषणा 
करते हैं कि प्राचीन भारत में लोह अथवा अयसू घातु का अस्तित्व त था। 
पुराने स्थानों के खनन में अब से लगभग साढ़े तीन-चार हजार वर्ष तक के 
काल में लोहा मिलता है, इससे पहले का वहीं । 

इस विषय पर जब पहले-पहल अनुसन्धाताओं ने प्रकाश डाला, तब 
कहा गया, अब से लगभग दो-ढाई हज़ार वर्ष से पहले समय में लोहा भारत 
में नहीं मिलता । पर धीरे-घीरे विभिन्‍न स्थानों के अनेक खनन-कार्यों के 
अनन्तर वह समय प्राचीनता की ओर बढ़ता-बढ़ता चार हज़ार व पूर्व 
समय के दामन में जा लगा है। यह कम बताता है, सम्भवतः भविष्यत्‌ की 
खुदाइयों के बाद यह समय अन्य अनेक सहस्रों वर्ष पहले तक जा सकता है । 

यह भी विचारणीय है, खनन में सोना, चाँदी आदि के प्रायः मिलने 
और लोहे के न मिलने का बुद्धिसंगत कुछ कारण है। खनन वहाँ होता हद 
जहाँ पुरानी आबादियाँ नष्ट हो गईं। नष्ट होने के अनेक कारण होते हैं--- 
देवी प्रकोप---भूकम्प, भयंकर बाढ़, संक्रामक भयावह रोग का प्रकोप 
आदि ; मानवीय प्रकोप--शत्र्‌ का अचानक आक्रमण, डाकू-लुटेरों का आए- 
दिन हल्ला आदि । इनमें कतिपय कारण ऐसे हैं, जिनसे आतंकित व्यक्ति 
जान बचाकर एकदम भागता है, सामान उठाकर ले-जाने की ओर ध्यान 
नहीं देता; अथवा जान व सामान के साथ वहीं समाप्त हो जाता है। ऐसे 
नष्ट हुए स्थानों के खनन में थोड़ी-बहुत सब प्रकार की धातु मिल जाने की 
सम्भावना रहती है । 

स्वभावतः मानव मूल्यवान्‌ धातुओं को रक्षा की दृष्टि से भूमि में गाड़ 
देता है। पर लोहे का सामान न मृल्यवान्‌ है, तथा दैनिक कार्यों में निरन्तर 


२६६ मीमांसा-दर्शन 


वाक्यों का क्षेत्र पशु-अज्ों के अवदानरूप संस्कारमात्र का बोध कराना है; ये 


उपयोग में लाया जाता है। आतंक के अवसर पर व्यक्ति गड़े सामान को 
खोदने में समय नष्ट नहीं करना चाहता; ऊपर के दैनिक उपयोगी सामान 
को लेकर तत्काल स्थान छोड़ने का प्रयास करता है। ऐसे अवसर पर गड़ी 
चीज़ को छोड़ने का कभी-कभी यह भी कारण होता है कि व्यक्ति उसे जान- 
बूककर छोड़ जाता है---इस भय से, कि दूसरे सुरक्षित स्थान पर पहुंचने से 
पहले ही मांगें में लुटन जाय । वह सोचता है, मयरहिंत अवसर आने पर 
उस वस्तु को उखाड़कर सुरक्षित रूप में ले-जाया जा सकेगा। ऐसा अवसर 
कभी मिलता है, कभी नहीं । जब नहीं मिलता, तो गड़ी हुई कीमती घातु 
वहाँ रह जाती है, जो खनन करने पर आकस्मिक रूप से अनुसन्धाताओं के 
हाथ लगती है। ऐसे स्थानों पर लोहा मिलने की कोई सम्भावना नहीं 
रहती । 

इन परिस्थितियों के अतिरिक्त यह विशेष ध्यान देने योग्य है-- 
आदिकाल से ही भारत क्ृषिप्रधान देश है । कदाचित्‌ आधुनिक पुरातत्त्वानु- 
सन्धाता उस समय में अन्य संस्थाओं की विद्यमानता को न माने, पर कृषि 
की विद्यमानता से नकार नहीं कर सकेगा । कृषि से परिचय व सम्पर्क रखने- 
वालौ व्यक्ति यह कभी स्वीकार नहीं करेगा कि क्ृषि-कार्य लोहे के उपयोग- 
बिना हो सकता है। कृषि में लोहे का सहयोग अवश्यम्भावी है। लोहे के 
साथ असहयोग करके कृषि का किया जाना असम्भव है। कृषि और लोहे 
का चोली-दामन का सम्बन्ध है। कदाचित्‌ आधुनिक पुरातत्त्वानुसन्धाता 
शुद्ध नागरिक प्राणी है, कृषि-कार्य से सवंथा अपरिचित; अन्यथा-वह ऐसी 
सम्मति न देता -- लोहे को कृषि से अलग न रखता । भूमि का फाड़ना और 
लकड़ी का काटना-छीलना लोहे के बिना सम्भव नहीं। भारत में जब से 
कृषि है, उस समय से लोहा है । 

निवेदन है, ऐसे अनुसन्धाता जब भारत में लोहे की विद्यमानता के 
लिए अपनी सम्मति प्रकट करें, तो उन्हें इन परिस्थितियों पर गम्भी रतापूर्वक 
विचार कर लेना चाहिए। इससे उनके कथन को सच्चा आधार और बल 
मिलेगा, तथा वास्तविकता खुले रूप में सामने आएगी । 

प्रसंग है--वेदिक वाइमय व मीमांसाशास्त्र में प्रतिपादित पशुयाग । 
इस विषय में अपने विचार प्रकट करना अमीष्ट है। मध्यकालिक साहित्य 
इस विषय का जिस रूप में उल्लेख करता है, उससे यह स्पष्ट प्रकट होता है 
कि पशु के अंगों को काटकर उनकी कुछ अत्यल्प आहुतियाँ होमाग्नि में और 
शेष समस्त जठराग्नि में दी जाती रही हैं। गत पंक्तियों में यह स्पष्ट किया 


अथ द्वितीयाध्याये द्वितीय: पाद: र६७ 


यागकर्म के विधायक वाक्य नहीं हैं। पर यागकर्म के बिना संस्कार की साथेकता 


गया कि मारत देश आदिकाल से क्रृषिग्रधान रहा है। भारत में कृषि का 
मूल आधार गो है। कहना चाहिए, भारतीय अथतन्त्र का मूल आधार गाय 
है। वह मानव को अमृत-तुल्य दूध देती है, जो सशक्त मानव-जीवन के लिए 
श्रेष्ठ साघन है। गाय के बछड़े भारत में सदा से कृषि का आधार रहे हैं । 
इनका मूत्र व गोमय आज विज्ञान के हल्‍्ले में भी खेती की उपज बढ़ाने के 
लिए सर्वोत्तम खाद माना जाता है। गाय द्वारा प्राप्त दूध और कृषि-उपज 
सब प्रकार के खाद्य एवं विविध प्रकार के व्यापार व उद्योग की रीढ़ है। 
समाज के सर्वतोमुखी अम्युदय-साधतों के दो ही मूल आघार हैं--एक 
कषिजन्य उपज, दूसरे खनिज पदाथे। यहाँ केवल क्ृषि-सम्बन्धी चर्चा 
उपादेय है। 

जाना गया, कृषि-सम्पादन के लिए आवश्यक व मुख्य साधन गौ हैं। 
इसको ध्यान में रखते हुए पशुपाग पर विचार कीजिए। याग के विषय में 
वाक्य हैं-- 

अग्नीषोसीय पशुमालमेत । हृदयस्याप्र धवच्चति, 
अथ जिद्धाया॥ अब वक्षसः। 

अग्नीषोम देवता से सम्बद्ध पशु का आलभन करे । पहले हृदय का 
अबदान करे, तत्पश्चात्‌ जि्ना का, उसके अनन्तर वक्षस्‌ का। 

सन्दर्भ में दो क्रियापद हैं--'आलभेत” और 'अवद्यति'। अर्थ है-- 
आलभन करना और अवदान करना। यहाँ 'आलभन' और 'अवदान' पद 
विचाये हैं--इनका तात्पयं क्या है? यथाक्रम इनका अर्थ--जान से 
मारना, और काटना ८ टुकड़े-टुकड़े किया जाना--किया जाता है। परन्तु 
'आलभन' पद में धात्वर्थ यह नहीं है। प्राप्ति! अर्थवाले लम्‌ [डुलभष्‌ 
प्राप्तो |, घातु से भाव अथे में 'त्युट्‌' प्रत्यय होने पर यह पद सिद्ध होता है। 
“आड़ उपसर्ग लगा है। सब मिलकर अर्थ होता है--अच्छी तरह प्राप्त 
होना, सम्बद्ध होना, स्पर्श करना आदि । घात्वथे में 'मारना' अर्थ का संकेत 
भी नहीं है। इस क्रियापद [आलभते] का वैदिक वाइमसय में प्रयोग स्पर्श 
करने' अर्थ में देखा जाता है। 

अवदान' पद “दंप्‌ ओधने”' (म्वादि०) और “दो अवखण्डने' 
[दिवा० ] धातुओं से पू्व॑वत्‌ ल्युट्‌ प्रत्यय होने पर सिद्ध होता है। पहले का 
अथे है--सुन्दर, स्वच्छ, पवित्र, साफ़-सुथरा आदि। दूसरे का अर्थ है--- 
काटना 5 टुकड़े-टुकड़े करना। 'अवद्यति' क्रियापद “दो अवखण्डने! (दिवा० ) 


रदृ८ मीमांसा-दर्शन 


सम्भव नहीं । उस यागकर्म का विधान 'पश्ुमालभेत' वाक्य से किया गया है। 


का सम्भव है, दंप्‌ शोधने' [भ्वा०] का नहीं । म्वादिगणी 'देप्‌' धातु का 
रूप 'अबदायति' होगा, 'अवद्यति' नहीं । 

विचारणीय है, अग्तीषोमीयं पशुमालभते' वाक्य के साथ 'हंदय- 
स्थाग्रेश्बद्यति' आदि वाक्य एकसाथ ग्रन्थ में पठित नहीं हैं । पहला वाक्य 
तैत्तिरीय संहिता [६१११] में पठित है; दूसरा [६।३११० | में । पहला 
प्रसंग वर्षा-सम्बन्धी है । आलंकारिक रूप में वर्णन है--अग्ति और सोम 
की सहायता से इन्् ने वृत्र को मारा। अग्नि और सोम परस्पर मिजित 
हुए वर्षा लानेबाले पुरोबात का प्रतीक है। इन्द्र विद्युत्‌ है, उसने पुरोवात के 
सहयोग से मेघ॒रूप वृत्र को मारा। वर्षा ऋतु प्रारम्भ हो गया। कृषक-बर्गं 
में चहल-पहल प्रारम्भ हो गई, यही अवसर अग्नीषोमीय पशु के प्राप्त होने 
का है | अग्नि और सोम कृषि के देवता हैं। उनसे सम्बद्ध अग्नीषोमीय पद्चु 
बैल है। भूमि वर्षा से आदें हो उठी है। भूमि को तैयार कर उसमें बीज- 
वपन का समय आ गया है। तब उसके लिए पशु, बैल उपस्थित होता है। 
यह अग्नीषोमीय पश्ुु का आलभन है, प्राप्त होना है | उसकी गद॑न पर 
जुआ रकक्‍्खा जाता है । यहाँ से दूसरे प्रसंग का वर्णन प्रारम्भ होता है। 

बैल की गर्दन पर जब जुआ रक्‍्खा जाता है, तब यह जुए का 
व्यवधान मानो उसके सिर को घड़ से अलग कर देता है। यही पश्ञु का 
क्षिरब्छेदन है। हल में जुते हुए वल के द्वारा भूमि के फाड़ने में जो परिश्रम 
(थकान) होता है, उससे बैल की जीभ व हृदय (वक्षस्‌) प्रतिकूल दिद्या 
में प्रभावित होते हैं। यही जिह्ला और वक्षत्‌ का अवदान है। तब गर्देन से 
जुआ हटाकर उन्हें थोड़ी चिकताई दी जाती है, जो उनके प्राण-अपान को 
पुष्ट करती है। भूमि फाड़ते समय श्रमजन्य कष्टरूप जो राक्षस आ घिरे 
थे, अब उनक८ अपघात हो जाता है। तात्पर्य है, उसकी थकावट दूर हो 
जाती है, और उसे खूंठे (यूप) पर बाँधकर उपयुक्त चारा (आह॒बनीय) 
दिया जाता है । इस श्रकार के अवदान से देवों ने स्वर्ग प्राप्त किया, अर्थात्‌ 
कृषि द्वारा प्रचुर अन्त आदि विविध उपभोग्य सामग्री का उत्पादन कर 
समाज के लिए सुख-सम्पदाओं को प्राप्त किया । “'अवद्यति' क्रियापद-बोधित 
अवदान यहाँ उक्त रीति पर औपचारिक रूप से वर्णित है । अमावास्या के 
दिन इष्टि के अवसर पर उन स्थितियों का स्मरण करते हुए स्थानीय सब 
पक्ुओं को --उनके स्वास्थ्य आदि की परीक्षा व जाँच-पड़ताल के लिए 
एकत्रित किया जाता था। 

पशुयाग अमावास्था को किया जाता है। समस्त देश के कृषक अपने- 


अंथ हितीयाध्याये द्वितीय: पाद: २६६ 


उस याग के अनुष्ठान में उपयोगी होने से ये वाक्य उसके अज्भु अथवा शेष 
हैं ॥१८।॥।॥ 


अपने स्थानों सें मास के इस नियत एक दिन कृषि-कार्ये में सहयोग देनेवाले 
पशुओं को त केवल पूर्ण विश्वाम हीं देते थे, अपितु घर के सब पशुओं 
(गाय, बैल आदि) को सरोवर या नदी आदि में ले-जाकर स्वच्छ जल से 
प्रच्छी तरह स्नान कराते थे, गीले कपड़े आदि से मलकर उनके देह का 
सब मैल साफ करते ये। इस प्रकार स्नान कराने के अनन्तर उनके सींगों व 
खुरों आदि पर चिकनाई की मालिश करते थे। उनके दरीर के विभिन्‍न 
अंगों--हुदय, बक्खियाँ, माथे आदि पर सिन्दूर अथवा अन्य किसी तरल रूपी 
से माज़ुलिक चिह्न आदि बनाते थे। अनस्तर स्वयं स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र 
धारण कर, बस्ती के सब कृषक मिलकर बस्ती के मार्गों में पशुओं का जुलूस 
निकालते थे; जिस घर के सामने से वह जुलूस गुज्नरता, घर की महिलायें व 
बच्चे दीप-धूप आदि से सत्कृत-पूजित करते, तथा कुछ खाद्य सामने बाएं 
पशु के मुँह में दे दिया जाता। यह उनका पर्यग्तिकरण था। इस प्रकार 
पल्ली की परिक्रमा कर सब अपने-अपने स्थानों में जाकर विश्राम करते। 
उसी पशुयाग का आधुनिक रूप समस्त देश्ष में पाया जाता है । यह 
आहचर्य की बात है कि आदिकाल से आज तक समस्त भारत के पूरे कृषि- 
जीवी समाज में यह परम्परा अदूट रूप में चली आ रही है। अमावस के 
दिन प्रत्येक कृषिजीवी-वर्ग का व्यक्ति अपने कृषि-उपयोगी पशुओं को पूर्ण 
विश्राम देता है। उस दिन उनसे किसी प्रकार का कोई काम नहीं लिया 
जाता; नहलाया-घुलाया जाता है। किन्‍्हीं प्रदेशों में नीराजना का भी 
' प्रचलत है । 
कालान्तर में घीरे-घीरे यह व्यावहारिक परम्परा फर्मकाण्ड-सम्बन्धी 
धघामिक रूप धारण कर गई। आज्य एवं शाकल्य आदि से सम्पन्न होने 
वाले यज्ञ-याग आदि के स्तर तक इसे पहुँचा दिया गया। प्रारम्भ में उस 
परम्परा को यह रूप देने में समाज के कुछ प्रभावी वुद्धिजीवी, पर दम्भी, 
स्वार्थी, रसनालोलुप, विषयलम्पट व्यक्तियों का मुख्य हाथ रहा,अनंतर-काल 
में इस गड्डुलिका-श्रवाह के अन्दर अच्छे उदात्त विचार के व्यक्ति भी बह 
गए। यज्ञयाग के फलों को अलौकिक रूप दिया गया। एक सच्चा-सीघा 
लौकिक व्यवहार पशुयाग भी अलौकिक रूप धारण कर गया । इस सम्पके 
से उन पवित्र कर्मों के मठ को बूचड़खाना बना दिया गया। पर यह एक 
शुभ लक्षण है कि उस प्राचीन परम्परा को शुद्ध रूप--भर्ले ही आंशिक 
रूप में रह गया हो--आज भी कृषिजीवी-वर्ग में विद्यमान है, जो उसके 


२७० सीमासा-दर्शन 


गत सूत्र में पशुयागविषयक विवेचन प्रस्तुत किया गया । इस विषय सें अन्य 
वास्तविक प्राचीन रूप का प्रतीक है। 
आज इन मान्यताओं को माननेवाले समाज के सर्वोच्च धामिक नेता 
यह कहने में नितान्त संकोच का अनुभव नहीं करते कि हम पशु को मार 
कर, अज्ञों को होमारिनि में आहुत कर उनके कल्याण की भावना से ही ऐसा 
करते हैं; हमारा इसमें कोई स्वार्थ न होकर यह एक प्रकार का परमार्थ 
ही है। 
ऐसे नेताओं के इन लचर कथनों का सहस्नों वर्ष पहले बृहस्पति और 
उसके दिष्यों ने अच्छा उत्तर दे दिया था। उस विचारघारा के साहित्य को 
इन-जैंसे लकौर के फ़कीर नेताओं ने--नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी । 
फिर भी इधर-उघर बिखरे सन्दर्म दूरदर्शी व्यक्तियों ने एकत्र किए। उन्हीं 
में एक सन्दर्भ है-- 
पशुइचेन्निहतः स्वर्ग ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 
स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिस्पते॥ 


ज्योतिष्टोम याग में मारा हुआ पशु यदि स्वगें को चला जाएगा, 
तो यजमान-यज्ञकर्त्ता अपने बाप को मारकर सीधा स्वर्ग क्‍यों नहीं 
पहुँचाता ?ै | 

बस्तुतः याग जैसे लोकहितकारी पवित्र कार्य को ऐसे. व्यक्तियों ने 
नितान्‍्त निन्‍दनीय बना डाला है। समस्त उन्नत वैदिक वाड्मय को इसने 
दृषित कर डाला है। 

इन बास्तविकताओं की छाया में हम विचार के निम्नांकित धरातल 
पर पहुँचते हैं-“-अमावास्या के दिन होनेवाली इष्टि का 'दर्श' नाम इसी 
आधार पर हुआ ज्ञात होता है कि उस दित समस्त स्थानीय पशुओं को 
उनके स्वास्थ्य आदि की देख-भाल, उपयुक्त जाँच-पड़ताल के लिए इष्टि- 
मण्डप के :समीप परिसर में एकत्रित किया जाता था । इष्टि के अनुष्ठाता 
व्यक्ति समाज के मूद्धे्थ व गण्य-मान्य होते थे । प्रशासन के साथ उनका 
सम्पर्क रहता था। स्वयं भी वे अपत्ता कत्त॑व्य समझते थे कि समाज के 
सुचारु रूप से निर्बाध सज्चालन में उनका उपयुक्त योगदान बना रहे । 
नियतकालिक इष्टि-अनुष्ठान के अवसर को स्थानीय पशुओं के स्वास्थ्य- 
परीक्षणार्थ इसी कारण उन लोगों ने चुना कि सब श्रेष्ठ अधिकृत व्यक्तियों 
के साक्ष्य में यह कार्य भी सुगमता से सम्पन्न हो जाय; उसके लिए अन्य 
अतिशिवत समय लगाना न पडे । कृषिप्रधान समाज होने के कारण उसकी 


अथ द्वितीयाघ्याये द्वितीय: पाद: २७१ 
कथन आगे [ १०।७।१-२; अधिकरण १ में] किया जाएगा। अब सोमयाग के 


उपेक्षा किया जाना भी सम्भव न था। 
सुविधा की दृष्टि से सब पशुओं को तीन भागों में बाँटा गया था, 
जिनके नाम हैं--अग्नीषोमीय, सवनीय, अनुबन्ध्य । छह दिन में सम्पन्न 
होनेवाला ज्योतिष्टोम याग कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रारम्भ होकर शुक्ला 
प्रतिषदा को पूरा होता था। पहले तोन दिन केवल विविध इष्टियों का 
अनुष्ठान होकर चौथे दिन कृष्ण चतुर्दशी से पशुओं की स्वास्थ्य-परीक्षा 
प्रारम्भ होती थी । इष्टि-अनुष्ठान यज्ञमण्डप में चलता रहता था। उसी के 
समीप परिसर में नियत व्यक्ति पश्षुओं के स्वास्थ्य की जाँच-पड़ताल करते 
थे। पहले दिन चतुर्दशी को अग्नीषोमीय पश्ु उपस्थित होते थे। अग्नी- 
घोमीय पशु बैल हैं, जो सीघे ऋषिकाये में उपयुक्त होते हैं। दूसरे. दिन 
अमावास्या को सवनीय पशु उपस्थित होते थे। सवनीय पशु हैं--मेष 
(मेंढ़ा), मेषी (भेड़), अज (बकरा), अजा (बकरी )। अमावास्या के दिन 
प्रधान आहुतियाँ सोम की दी जातो हैं, जो प्रात: सवन, माध्यन्दिन सवन, 
तृतीय सवन अथवा सायं सवन---तीन भागों में सम्पन्न होती हैं। इसी के 
अनुसार अमावास्था में उपस्थित होनेवाले पशुओं का 'सवनीय' नाम हुआ । 
इन पशुओं की संख्या पर्याप्त अधिक होने के कारण इनकी परीक्षा भी तीन 
भागों में बाँटी गई । प्रात: सवन के अवसर पर समस्त स्वस्थ पश्नुओं को 
छाँटकर अलग कर दिया जाता था। जिन पश्ुओं के विषय में रोग का 
सन्देह रहता, तथा जिनपर रोग का निश्चय रहता, उनको माध्यन्दिन सवन- 
काल में चारे पर घेर दिया जाता था, जो स्वास्थ्य-परीक्षा में उपयोगी था। 
ऐसे पश्ुओं की संख्या बहुत कम रहती थी। तृतीय सवन-काल में उनकी 
परीक्षा कर चिकित्सा आदि का प्रबन्ध कर दिया जाता था। 
ज्योतिष्टोम का अन्तिम (शुक्ल प्रतिपदा) दिन पशुयाग का तीसरा 
दिन है। इस दिन “अनुबन्ध्य” पशु उपस्थित किए जाते थे। “अनुबन्ध्य' पद 
का अर्थ है--परीक्षित पशुओं के पीछे शेष रहे पशु । इन्हें “पिछलग्गू' कह 
सकते हैं । शेष रहे समी पशुओ्ों का इनमें समावेश हो जाता है--दूूघ देने, 
न देने वाली गाएँ, बछड़े-बछियाँ, पठोरे बहड़े-बहड़ियाँ, घोड़ा-घोड़ी, ऊँट- 
ऊंटनी, हाथी-हथनी, कुत्ता-कुतिया आदि। परीक्षा के अनन्तर सब पद्ञु 
: अपने-अपने स्थानों पर चले जाते थे। इसी व्यवस्था का नाम 'पर्यग्निकरण' 
एवं विसर्जन अथवा उत्सर्जन था। यज्ञ के आरम्भकाल में पशुयाग का यह 
स्वरूप रहा। इससे आलम्भन और अवदान पदों का अर्थ स्पष्ट होता है। 
पशुओं का स्वास्थ्य-परीक्षा्े यज्ञीय परिसर में प्राप्त होना--पहुँचना 


रछर मीमांसा-दर्शन 


विषय में वक्‍तव्य अपेक्षित है । 

शिष्य जिज्ञासा करता है--यह एक शास्त्रीय व्यवस्था है कि यदि अनेक 
विधिवाक्य समान बल रखते हों और सबका प्रयोजन एक हो, तो उन विधियों में 
विकल्प हो जाता है। जैसे--यज्ञिय पशु को बाँधने के लिए यूप [खूँटा] के 
विषय में उल्लेख हैं--'लादिरे बध्नाति, पालाशे बध्ताति, रोहितके बध्नाति'-- 
खैर की लकड़ी के बने यूप में बाँधता है, ढाक के यूप से बाँधता है, बहेड़े के यूप में 
बाँधता है। थे सब विधियाँ समानबल हैं, और इनका एक ही प्रयोजन है-पद्मु को 
बाँधना। इसलिए इन विधियों में विकल्प है, इनमें से किसी भी एक लकड़ी का 
यूप होता चाहिए। 

इसी प्रकार सोमयागीय ग्रहों के विषय में सुना जाता है--'दशतान्‌ अध्वर्यु: 
प्रात:सबने ग्रहान्‌ गृह्लाति'--अध्वर्यू इन दश ग्रहों को प्रात:सबन में ग्रहण करता 
है। इसके अनुसार यहाँ ग्रहों का समुच्चय देखा जाता है। दश ग्रह हैं--( १) 
ऐन्द्रवायव, (२) मैत्रावरुण, (३) शुक्र, (४) मन्‍्धी, (५) आग्रायण, (६-७- 
५) अतिग्रह [आग्तेय-ऐन्द्र-सौयं |, (६) उक्‍थ, (१०) आशिवन। ये दस ग्रह 
क्रमश: प्रात:सवन में ग्रहण किये जाते हैं । तात्पयं है, विभिन्‍न देवताओं के उद्देश्य 
से पात्रों में सोमरस भरा जाता है। “आश्विनों दशमो गृह्मते' के अनुसार ग्रहण- 
क्रम में आदिवन ग्रह दसकाँ है; परन्तु 'तृतीयों हृयते--द्विदैवत्यश्चरति [कात्या० 
श्रौत० ६।६।११] के अनुसार पहले दो-दो देवतावाले ऐन्द्रवायव, मंत्रावरुण और 


'आलम्भन' है और परीक्षा से स्वास्थ्य का शोधन 'अवदान' है। 

संहिता-ग्रन्थों में इन प्रसंगों का वर्णन करने के अवसर पर कतिपय 
पदों का प्रयोग चिन्तनीय अवश्य है । सम्भव है, आरम्भकाल में इन प्रसंगों 
के वर्णन के अवसर पर “अवदायति' क्रियापद प्रयुक्‍त होता रहा हो। 
कालान्तर में रसनालोलुपता की शान्ति के लिए धमं की आड़ लेकर यज्ञ- 
अवसर पर-शुद्ध व्यावहारिक जनहितकारिणी पद्धति को भुलाकर-आमिष- 
प्रयोग का भ्राधान्य हो जाते पर “अवदायति”' का स्थान “अवद्यति' ने ले 
लिया हो | संहिताओं के लेख इसी अनन्तर-काल के हैं, इस सम्बन्ध की 
सभी खुराफ़ात से भरे हैं । 

इन भ्रसंगों पर विचार करते हुए अमावास्या में होनेवाली इष्टि के 
“दर्श' नामकरण के प्रवृत्तिनिमित्त को कभी मूलना नहीं चाहिए। अभी तक 
पशुओं के 'स्वास्थ्य-दर्शन' के अतिरिक्त अन्य किसी प्रवृत्ति-निमित्त का पता 
नहीं लगा। जिसको पता हो, वह बताने की कृपा करेंगे । आज भी उसी का 
आंशिक रूप प्रतीक मात्र से समस्त भारत में अमावास्था के दिन कृषि में 
प्रयुक्त होने वाले पशुओं को "पूर्ण विश्राम' देना है। 


अथ ब्वितीयाध्याये ह्वितीयः पादः २७३ 


आदिवन ग्रह से कमण: यजन होता है। इस प्रकार आश्विन 'ग्रह ग्रहण” (सोमरस 
भरे जाने) में दसवें और यजन में तीसरे स्थान पर. आता है। इस प्रकार ग्रहों में 
समुच्चय और कम दोनों देखे जाते हैं । 

यहाँ जिज्ञास्य है--यदि 'सोमेन यजेत' को अनुवादक न मानकर अपूर्व विधि 
माना जाता है, तो 'ऐन्द्रवायवं गृह्लाति' आदि वाक्यों में 'ब्रीहिभियंजेत, 
गर्वबंजेत” के समान विकल्प माना जाना चाहिए, क्योंकि इनका देवता-निर्देश- 
रूप एक प्रयोजन है, और समानबल वाक्य हैं। विकल्प माने जाने पर ग्रहों के 
विषय में प्रथम निदिष्ट क्रम-समुच्चय उपपन्न न होंगे । फलत: 'सोमेन यजेत' को 
अपूर्वविधि मानना युक्त न होगा । आचार ने समाधान किया-- 


तद्भेदात्‌ कमंणो्भ्यासो द्रव्यपृथवत्वादनर्थक हि स्थाद्‌ भेदो 
ब्रव्यगुणीभावात्‌ ॥१६॥ 


[तदभेदात्‌ | देवता के भेद से [कर्मण:] कर्मेयाग का [अम्यास:] 
अभ्यास"-आवत्तंन होता है; [द्रव्यपृथक्त्वात्‌ | ग्रहसंज्ञक पात्रों में रक्खे सोम- 
रस द्रव्य के पृथक्‌-पृथक्‌ होने से संस्कार का भेद है [द्रव्यगुणी भावात्‌ | सोमरस 
द्रव्य के प्रति ग्रहण के गुणभूत होने से उसका भी [ भेद: ] भेद -- अभ्यास होता 
है। [हि] यतः--क्योंकि एक बार ग्रहण करके याग करने पर [अनर्थकम्‌ ] 
'आश्वनो दशमो गुह्मते' इत्यादि क्रमविधि अनर्थंक [ स्यात्‌ | हो जाता है। 

ऐन्द्रवायवं गृह्लाति, मैत्रावरुणं गृह्लाति' आदि वाक्यों में ऐसा कोई निर्देश 
नहीं है, जिससे यह ज्ञात हो कि इन्द्रवायु देवता के लिए याग करो, मित्र-वरुण 
देवता के लिए याग करों। ये वाक्य केवल द्रव्य के साथ देवता के सम्बन्ध को 
द्योतन' करते हैं। इन्द्रवायु देवता-सम्बन्धी सोमरस का ग्रहण करता है, मित्र- 
वरुण देवता-सम्बन्धी सोमरस का ग्रहण करता है--केवल इतना अर्थ प्रकाश करने 
में इनका तात्पयें है। यदि 'सोमेन यजेत' को अपूर्बंविधि नहीं माना जाता, तो 
यह सोमरस का ग्रहणरूप संस्कार अनर्थंक हो जाता है, क्योंकि विधि के अभाव 
में ग्रहसंज्ञक पात्रों में गृहीत सोमरस से यजन तो किया नहीं जायगा; अतः सोम- 
रस का यह संस्कार व्यर्थ होगा । 

जिस देवता का संकल्प करके विशेष पाज में सोमरस भरा जाता है, वह 
सोमरस उसी देवता के लिए यजन किया जाता है। इन्द्रवायु देवता के संकल्प से 
पात्र में भरा सोमरस, उस सोमरस से भिन्न है, जो मित्रवरुण देवता के संकल्प 
से पात्र में भरा गया है। देवता-भेद एवं पात्र-भेद से यह द्रव्य का भेद स्पष्ट है। 
'सोमेन यजेत' को अधूवंविधि मानने पर देवताभेद से एक ही सोमयाग की 
आवृत्ति माने जाने से दस ग्रहों का समुच्चय संगत होता है। यदि इन वाक्यों को 
विधायक मानकर “सोमेन यजेत' को इनका अनुवादक कहा जाता है, तो इसका 


न मौमांसा-दर्शन 


तात्पर्य होता है अकेली देवता से ही याग का सम्पन्न हो जाना । इस दशा में ग्रहों 
का समुच्चय अनथथेक हो जाता है । 

यदि कहा जाय, सोमरस-प्रहण रूप संस्कार के प्रत्ति देवता का विधान अदृष्ट 
के लिए है, तो उस दशा में यह स्पष्ट है कि इन्द्रवायु-संकल्प से जनित अदृष्ट, 
सिन्नावरुण-संकल्प से जनित अदृष्ट से भिन्‍न' होता है। इसी प्रकार अन्य सब 
अ्हणों में उस-उस देवता का संकल्प विभिन्‍न अदुष्टों को उत्पत्त करता है। इस 
अबस्था में भी ग्रहों का समुच्चय संगत होता है। ग्रहणवाक्यों को विधायक 
मानने का , पर्यवसान याग के प्रति देवता के विकल्प पर होता है । तात्पय है-- 
किसी एक देवता से याग के उपपन्‍न हो जाते के कारण यागों का समुच्चय न 
रहता। 

भाष्यकार ने १७वें सूत की अवतरणिका में 'सोमेन यजेत” वाक्य बेकर चर्चा 
का प्रारम्भ किया है; परल्तु इस सूत्र के भाष्य में “ज्योतिष्टोमेन यजेत' वाक्य 
दिया है। इनमें कोई अन्तर नहीं है, दोनों समानाथथंक वाक्य हैं। ज्योति का अर्थ 
है---सोम, स्तोम का अर्थ है---स्तुति करना । जहाँ सोम के लिए स्तुति की जाती 
है, वह ज्योतिष्टोम है । यही अर्थ 'सोमेन यजेत' का है। इन बाक्यों में देवता का 
निर्देश न होने पर भी इनको अपूर्वेविधि मानने में कोई बाधा नहीं आती; क्योंकि 
प्रकरण में पठित 'ऐच्द्रवायवं गृह्लाति, मैत्रावरुणं गृह्लति' आदि वाक्यगत 
देवताओं से उक्त वाक्‍्यों को देवताविषयक आकांक्षा की पूर्ति हो जाती है, अन्य 
किसी देवता की अपेक्षा नहीं रहती। फलतः 'सोमेन यजेत' को अपूर्वविधि 
मानना युक्‍त है ॥१६।॥ 

'ख़ाविरे बब्नाति' आदि के समान ग्रहण-वाक्यों में जो विकल्प की आशंका 
की गई, वह युक्‍त नहीं; क्योंकि--- 

संस्कारस्तु न भिद्येत पराथर्थेत्वात्‌, द्रव्यस्य गुणभूतत्वात्‌ ॥२०॥॥ 

[संस्कार: | “बादिरे बध्नाति' आदि वाक्यों द्वारा निदिष्ट पशुवन्धनरूप 
संस्कार [तु] तो [न] नहीं [भिवद्ेत] भिन्न होवे। [व्रव्यस्थ] थूप द्रव्य के 
[परार्थत्वात्‌ ] परार्थ होने से, अर्थात्‌ बच्धनरूप प्रयोजन के लिए होने से, [गुण- 
भूतत्वात्‌ | सोमयाग के प्रति यूप के गुणभूत--अंगरूप होते के कारण पशुबन्धन- 
रूप संस्कार का खादिर आदि यूपों में अभ्यास नहीं होगा । 

पशुबन्धन के लिए यूप-निर्माणार्थ खैर, ढाक, बहेड़ा आदि लकड़ियों के 
विकल्प के समान ऐन्द्रवायव॑ गृह्माति' आदि वाक्‍्यों में भी ऐन्द्रवायव-सोमरस 
मैत्रावरुण-सोमरस आदि का विकल्प होता चाहिए,-जो यह आपत्ति प्रथम उठाई 
गईं है, वह ठीक नहीं है। क्योंकि ग्रहपात्रों में सोमरस-ग्रहूणरूप संस्कार सोम- 
याग के प्रति गौण नहीं है, वह सोमयाग का प्रधान साधन है; वहाँ विकल्प सम्भव 


अथ हितीयाध्याये द्वितीय: पाद: ५७५ 


नहीं, अन्यथा ग्रहण-संस्कार ही व्यर्थ हो जाएगा,--यह गत सूत्र में स्पष्ट कर दिया 
गया है। परन्तु पशुबन्धन में यूप की वह स्थिति नहीं है; पशुबन्धनरूप संस्कार 
खैर, ढाक आदि उपादानों से निर्मित यूपों में से किसी में भी किया हुआ सिद्ध हो 
जाता है, क्योंकि खादिर आदि यूप पशुवन्धन के लिए श्रुत हैं। इन्द्रवायु आदि 
देवता यागकर्म के प्रति श्रूत नहीं हैं; ग्रह-प्रहण (ग्रहसंज्ञक पाञों में सोमरस 
भरने) के प्रति श्रुत हैं। अत: इनका समुच्चय होगा, विकल्प नहीं ॥२०॥ (इति 
पश्ुसोमापूर्वताधिकरणम्‌ू ---६) । 


(संख्याकृतकर्म भेदाधिकरणम्‌ू--७) 


बैदिक वाड मय में पठित है---“वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत' सवा राज्य-- 
परतन्त्रता के अभाव की कामनावाला व्यक्ति वाजपेय से यजन करे। वाजपेय 
के अन्तगंत पशुयाग-प्रसंग में कहा-- सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पशून्‌ 'आलमते' प्रजा- 
पति देवतावाले सत्रह पशुओं का आलभन करे। अन्यत्र कहा--'सप्तदशो वै 
प्रजापति: प्रजापते राप्त्ये” प्रजापति सत्रह अवयववाला है, प्रजापति की प्राप्ति के 
लिए । 'श्यामास्तूपरा एकरूपा भवन्ति,“' एवमेव हि प्रजापति: समृद्धय' श्यामवर्ण 
ज्यूज़ रहित समान आक्ृतिवाले सत्रह पशु होते हैं; इस प्रकार का प्रजापति ही 
समृद्धि के लिए हैं । शिष्य आशंका करता है, ये सत्रह क्या पुथक्‌ अपूर्वेविधि हैं ? 
अथवा ऐन्द्रवायव आदि दस ग्रह-ग्रहणों के समुच्चय के समान सत्रह पशु-समूह- 
वाला एक कर्म है? जैसे--इन्द्रवायु आदि देबता के लिए ग्रहपात्र में गृहीत 
सोमरस संकल्पित होता है, ऐसे ही प्रजापति देवता के लिए सत्रह पश्मु संकल्पित 
किये जाते हैं। इस प्रकार दस ग्रह-ग्रहणों के समुच्चय के समान यहाँ भी एक कर्म 
मानना उपयुक्त होगा । अत: सत्रह पशुओं से किया जानेवाला यह एक याग है। 
आचाय॑ ने जिज्ञासा का समाधान किया--- 

पृथक्त्वनिवेशात्‌ संख्यया कर्मभेद: स्थात्‌ ॥२१॥ 

[पृथक्त्वनिवेश्ञात्‌ ] पार्थंक्थ का बोध कराने में विद्यमान रहने से, अर्थात्‌ 
पार्थक्य का प्रतीक होने से [संख्या] सप्तदश संख्या के द्वारा [कर्मभेद:] कर्म 
का भेद [स्यात्‌ ] है, यहाँ। 

सप्तदश श्राजापत्यान्‌ पशून्‌ आलभते' इस विधिवाक्य में पठित 'सप्तदश”' 
संख्या सत्रह पशुयागों का विधान “करती है । पशु अलग-अलग हैं; एक पशु-प्रदान 
से किया गया याग पूरा हो जाता है। सत्रह संख्या की सार्थंकता उसी अवस्था में 
सम्भव है, जब प्रत्येक पशुयाग को पृथक्‌ माना जाय। अतः यहाँ संख्या के 


१. द्वष्टव्य--तै ० ब्रा०्, १।३॥२,४॥ 


२७६ मीमांसा-दर्शन 


आधार पर कमेभेद मानना न्याय्य है । 

यद्यपि चातुर्मास्य याग में 'एकादश अ्रयाजानू यजते' वाक्यगत एकादश 
संख्या श्रृत है, परन्तु यह 'प्रयाज ग्यारह हैं” इतना-मात्र बोध कराने में सीमित 
है। यह कर्म के भेद का विधान नहीं करती । इसी प्रकार 'द्शतान्‌ अध्वर्यु: प्रातः- 
राबने ग्रहान्‌ गृह्लाति' वाक्य में दक्ष संख्या देवताभेद से ग्रह-पात्रस्थित सोमरस 
का भेद बताने तक सीमित है; कर्मभेद को विधायिका नहीं है । 

सोमथाग के अन्तगंत अग्नीषोमीय पशुयाग समस्त पशुयागों की प्रकृति है। 
वाजपेय-असंग में पठित हैं --सत्रह प्राजापत्ण पश््‌। एक पश्ञु के ग्यारह अवदानों 
+-अवयवों से याग सम्पन्न किया जाता है । द्वितीयादि पश्ु के अवदान प्रथम याग 
के लिए अनपेक्षित हो जाते हैं। यागसिद्धि के लिए एक पशु के ग्यारह अवदान ८< 
अवयव निम्त प्रकार बताये जाते हैं--- 

(१) हृढ्य, (२) जिल्ला से उपलक्षित मुख-माथा आदि, (३ ) बक्षसू, 
छाती का सध्यभाग, (४) यकृत, जियर, (५-६) दोनों वृकक, दोनों ओर के 
गुर्दों के पिण्ड, (७) अगली टाँगों के मूल व मध्य-भाग, (5-६) दोनों ओर के 
पंसलियों के भाग, (१०) बक्खियाँ व कठि-भाग कमर तक, (११ ) गुदा व 
उससे नीचे के भाग । 

एक पशु के इन अवयवों से एक कर्म सम्पन्न, सिद्ध हो जाता है। अग्नीषोमीय 
पशुयाग-प्रसंग में 'हृदयस्थाग्रेश्वद्यति” आदि वाक्‍्यों में 'अवद्यति' क्रियापद दिवा- 
दिग्णी “दो अवख़ण्डने' धातु का रूप है। उसका अर्थ हैं--पहले हृदय का अवदान 
करता है। 'अवदान' पद का अर्थ है---अवयव विभाग करना, अथवा टुकड़ा काट- 
कर अलग करना । आज यह दूसरा अर्थ ही ठीक समझा जाता है । इसके विपरीत 
आदिकाल के कृषिजीवी-वर्ग में पशुयजन अर्थात्‌ पशुपुजन को पद्धति भिन्‍न 
प्रकार की थी। वे प्रतिमास एक दिन, अमावास्या को कृषि-उपयोगी पशुओं को 
विशेषत:, तथा अन्य सब पशुओं को साधारणत:, विश्राम देते तथा उनके प्रत्येक 
अंग को शुद्ध जल से धोकर स्वच्छ करते थे। ग्यारह पशु-देहांगों का जो प्रथम 
उल्लेख किया है, उसमें समस्त शरीर आ जाता है; कोई अंग शेष नहीं रहता । 
प्रत्येक अंग के मालिन्य को रगड़-धोकर अलग कर दिया जाता था। आदचर्य डर 
पशुपृजा की यह पद्धति आज भी समस्त भारत के कृषिजीवी-वर्ग में प्रचलित है। 

अनन्तर-काल में समाज के प्रभावी बुद्धिजीवी, पर-स्वार्थी विषयलम्पट 
रसनालोलुप कुछ लोगों ने समाज व देश के इतने उपयोगी पशु को, अदृदय 
कल्पित देवता के नाम पर यज्ञ-मण्डप जैसे पवित्र धार्मिक कार्य के केन्द्रस्थान को 
पशु-वधशाला बना डाला। अवसर पाकर कालान्तर में इसी को धर्म का अंध 
समझा जाने लगा। “हृदयस्पाग्रेशब्यत' आदि वाक्य ऐसे ही काल में लिखे गये 
प्रतीत होते हैं । 


अथ द्वितीयाध्याये द्वितीय: पादः ७७ 


ब्रचार एवं अन्ध परम्परा के बल पर समाज में स्थान पा जाने पर भी इस 
मान्यता का प्रबल विरोध करनेवाले व्यक्ति समय पर प्रादुर्भूत होते रहे हैं, 
जिन्होंने यागसदृश पवित्र कार्यों में हिंसा के प्रयोग को स्पष्ट अधर्मजनक बताकर 
पाप-कोटि में रतखा है, तथा अनेक विद्नन्यूद्ध॑न्य व्यक्तियों के द्वारा जड़मूल से 
ही यज्ञिय हिसा को उखाड़ डालने का प्रयास किया जाता रहा है। तात्पर्य है, 
समाज में स्थान पा जाने पर भी इसका विरोध बराबर होता रहा है। समाज 
के पर्याप्त बड़े भाग ने इस मान्यता को कभी नहीं स्वीकारा। 

प्रजापति देवता से सम्बद्ध सत्रह पशु क्या हैं ? विचारणीय है।'* ज्ञात होता 
है, सत्रह का सम्बन्ध कालकृत है। प्रजापति सूर्य का नाम है। सूर्य के चारों 
ओर पृथिवी एक परिक्रमा जितने समय में पूरा करती है, वह एक संवत्सर है| 
काल की गणना करनेवाले ज्योतििदों ने उस परिक्रमा के काल को बारह 
भागों में बाँठा । ये 'बारह आदित्य” नाम से समस्त वैदिक वाडमय में ज्ञात हैं । 
ये बारह प्रजापति हैं। संक्त्सर का आगे स्थूल विभाग ऋतु हैं। पूरे संवत्सर 
में छह ऋतु माने जाते हैं। परन्तु संहिता व ब्राह्मण आदि वैदिक वाड्मय में अनेक 
स्थानों पर यह वाक्य आता है--'पञ्चतंव: हेमन्तशिशिरयो: समासेन' हेमन्त 
और शिशिर को एक मानकर ऋतु पाँच हैं। इस प्रकार संकत्सर के बारह 
आदित्य और संवत्सर की पाँच ऋतु मिलाकर सत्रह संख्या पूरी हो जाती है। 
इस काल-विभाग से उपलक्षित पशु सत्नह कहे गये; उनकी वास्तविक संख्या 
चाहे जितनी रही हो। इसका तात्पय॑ है--- संवत्सर का कोई भी अक्सर हो, 
अमावास्या का दिन पशुयजन अर्थात्‌ पशुपुजा का है--चाहे पशु एक हो, अथवा 
अनेक | यदि किसी कृषिजीबी के पास एक ही पशु है, तो वह उसी की पूर्वोक्त 
वद्धति से पुजा कर व्यवस्थित याग को सम्पन्न करता है। अनेक पश्चु होने पर 
बही पद्धति अलग-अलग सबके साथ बरती जाती है। इसलिए संख्या के आधार 
पर यह कर्म भेद है--अ्रत्येक पश्ु का उसी प्रकार नहला-धुलाकर संस्कार करता। 
इस कारें का देवता प्रजापति है। 

यह रहस्य अभी अन्वेष्य है कि इस कार्य के लिए अमावास्या का दिन ही 
क्यों निर्धारित किया गया? यह साधारण बात है कि चान्द्रगणना से महीने 
का अन्तिम दिन होने के कारण इसका चुनाव किया गया हो । पर इसमें अन्य-- 
अभी तक अज्ञात-रहस्य की भी सम्भावना हो सकती है, क्योंकि उस दिन हमारा 


१. पं० युधिष्ठिर मीमांसक ते शाबर भाष्य के हिन्दी रूपान्तर में इसी प्रसंग 
पर सत्रह संख्या का सामञज्जस्य आधिदेविक स्थिति के साथ बहुत सूभ- 
बुक व विद्धत्तापूर्ण रीति पर भ्रस्तुत किया है। जिज्ञासु पाठक वहीं से पढ़कर 
उन तथ्यों को समभने का प्रयास करें। 


रज्प मीमांसा-दरेन 


पृथिवी-भाग चन्द्रमा की शीतल किरणों से वड्चचित रहता है। सम्भव है ऐसी 
स्थिति में किसी प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए यह दिन चुना गया हो, जो 
पशुओं की सुरक्षा व स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी हो ॥२१॥ (इति संख्या- 
क्ृतकर्म भेदाघिकरणम्‌---७) । 


(संज्ञाकृतकर्ंभेदाधिकरणम्‌--८) 

वैदिक वाहमय में पाठ आता है--“अथैष ज्योति:, अथैष विश्वज्योति:, 
अर्थैष स्वज्योति:। एतेन सहस्रदक्षिणेन यजेत ।*-- यह ज्योति, यह विश्वज्योति 
है, यह सर्वज्योति है; इस एक सहस्र गायों की दक्षिणावाले याग से यजन करे। 
इस विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है--क्या ज्योतिष्टोम प्रकरण में पढ़े जाने 
मे ज्योति: आदि पद ज्योतिष्टोम के प्रतीक होकर उसके अनुवादक हैं, और 
सहल्लदक्षिणारूप गुण का उसमें विधान करते हैं, अथवा ये अपूर्व विधि हैं ? 
अर्थात्‌ इन नामों के ये स्वतन्त्र विधि हैं ? ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठित होने 
से इन्हें ज्योतिष्टोम के अनुवादक क्यों न माना जाय ? आचार्य ने समाधान 
किया-- 

संज्ञा चोत्पत्तिसंयोगात्‌ ॥२२७ 


[उत्पत्तिसंयोगात्‌ ] उत्पत्तिवाक्‍्य के संयोग से, अर्थात्‌ विधिवाक्य में सुने 
जाने से [संज्ञा] ज्योति: आदि ताम [च] निश्चय से कर्म के भेदक हैं। 

“अथैष ज्योतति:” इत्यादि विधिवाक्यों में पठित ज्योतिः, विश्वज्योति:, 
सर्वज्योति: पद अपूर्व कम के विधायक हैं । यह कहना युक्त नहीं कि ये नाम 
ज्योतिष्टोम के प्रकरण में पठित होने से ज्योतिष्टोम के प्रतीक हैं, और उसी 
के अनुवादक हैं। कारण यह है कि इनका कथन “अथथ' पद से प्रारम्भ हुआ 
है, इसका तात्पयं है कि इनका पहले कथन कहीं नहीं किया गया । तब इन 
नाम-पदों को ज्योतिष्टोम का प्रतोक नहीं कहा जा सकता। विधिवाबय से 
“ज्योति: आदि कर्मान्तरों का विधान है। प्रकरण-बल से इन्हें ज्योतिष्ोम का 
प्रतीक इस कारण भी नहीं माना जा सकता, क्‍योंकि वाक्य प्रकरण की अपेक्षा 
बलवान्‌ होता है। एक-दो वर्णों की समानता से ज्योतिष्टोम का इन्हें प्रतोक 
बताता नितान्‍्त अगुक्त है। क्या गृहवाची शाला पद के “ला' वर्ण की समानता 
“माला” पद के साथ होने पर “माला' पद को गृहवाची कहा जा सकता है? 
कदापि नहीं । ऐसा ही “ज्योति:” आदि संज्ञा-पदों में समझना चाहिए। 


१. द्रष्टव्य--ताण्डब ब्रा० १६॥८।१--अथैष ज्योति:। १६॥१०।१-- अथैध 
विद्वज्योति:। १६।६।१--अथथैष सर्वज्योति: | 


अध द्वितीयाष्याये द्वितीय: पाद: र७६ 


इसके अतिरिक्त यह भी विचारणीय है कि ज्योतिष्टोम याग की दक्षिणा 
ताण्ड््च ब्राह्मण [१६।१।११] तथा आपस्तम्ब श्रौतसूत्र [ १३५१] में १०१२ 
(-द्वाददां सहस्न॑ दक्षिणा>-ढादश अधिक सहस्र अर्थात्‌ १०१२) बताई है। 
परन्तु इन ज्योति: आदि यागों की दक्षिणा एक सहस्र गायों का दान है। 
यदि इनको ज्योतिष्टोम का अनुवादक माना जाता है, तो दक्षिणा-सम्बन्धी इस 
कथन से ब्राह्मण और सूत्र में कही गई ज्योतिष्टोम को दक्षिणा का बाघ होगा, 
जो अनिष्ट है। अत: ज्योति: आदि पदों को ज्योतिष्टोम का अनुवादक कहना 
असंगत है। ज्योतिष्टोम की दक्षिणा १०१२ बताई गई है, तथा 'ज्योति:' आदि 
यागों की १०००। इससे स्पष्ट होता है, 'ज्योतिः” आदि ज्योतिष्टोम से भिन्‍न 
अपूर्व कर्म हैं। 

ज्योतिष्टोम के उपसंहार श्रसंग में कहा -- “त्रिवुदादीन्यस्थ ज्योतीधि' [ तै ० 
ब्रा० ११११ ]-त्रिवृत्‌ आदि स्तोम इस ज्योतिष्टोम के ज्योति हैं, जो इसका 
स्तवन करते हैं। प्रश्न किया-- 'कतमानि तानि ज्योतींषि, य एतस्य स्तोमा:' 
--ये कौन-से ज्योति हैं, जो इसका स्तवन करते हैं ? बताया---त्रिवृत्‌ पञुचदश 
सप्तदश एकविश:। एतानि वाव तानि ज्योतीषि, य एतस्य स्तोमा: ।--त्रिंवृत्‌ 
स्तोम, पञ्चदद्स्तोम, संप्तदशस्तो म, एकविशस्तोम, ये वे ज्योति हैं, जो इसका 
(ज्योतिष्टोम का) स्तबन करते हैं। 

इस विषय में यह कहना युक्त नहीं है कि वाक्यशेष में उल्लिखित शिवृत्‌ 
आदि स्तोम अग्निष्टोम की ज्योतिर्यां हैं, और उन्हीं का निर्देश विश्वज्योति:' 
तथा 'सर्वज्योति:” पदों से यहाँ किया गया है; इसलिए “विश्वज्योति: और 
“सर्वेज्योति:' पदों को ज्योतिष्टोम का प्रतीक मानकर उसका अनुवादक माना 
जाना चाहिए । 

इस कथन की अयुक्तता में निश्चित कारण यही है, त्रिबुत्‌ आदि पदों में 
ज्योति: शब्द प्रसिद्ध नहीं है । तात्पयं है, ज्योति: पद अभिधाशक्ति से त्रिवृत आदि 
का बोध नहीं कराता। अतः “विश्वज्योति:' आदि पद त्रिवृत्‌ स्तोम आदि का 
परामर्श नहीं कर सकते। त्रिवृत्‌ आदि स्तवन ज्योतिष्टोम के बिना अनुपपन्न 
होंगे, इस प्रकार अर्थापत्ति के आधार पर ज्योतिष्टोम की उपस्थिति लाक्षणिक 
है, लक्षणाशक्ति से प्राप्त है। अभिधाशक्ति-वोध्य अर्थ के विधान में लाक्ष णिक 
अर्थ का प्रवेश नहीं होता । 'सिंहो माणवक:' वाक्य में माणवक [ पठोरा, किशोर है 
के लिए सिंह शब्द का भ्रयोग झौय आदि गुण के कारण गौण है, औपचारिक 
है। यदि कहा जाय, सिंह को मार डालो, तो माणवक को नहीं मार डाला 
जाता | जहाँ अभिधाबोध्य अथ॑ अनुपपन्न हो, वहाँ लक्षणा की जाती है; पर 
लाक्षणिक अर्थे अभिधाबोध्य अर्थ की सीमा में प्रवेश नहीं करता । ऐसी स्थिति 
में त्रिवृत्‌ आदि स्तोम, ज्योति:-पदवोध्य अ्थे की सीमा से बाहर रहते हैं। अतः 


र्‌घ० मीमांसा-दर्शन 


“विद्वज्योति:, सर्वज्योति:” पद त्रिवृत्‌ आदि स्तोमों के परामझ्ञक या निर्देशक 
नहीं कह्टे जा सकते | फलत: अग्निष्टोम के अनुवादक न होकर ये वाक्य कर्मान्‍्तर 
के विधायक हैं, ग्रह स्थिर होता है। ॥२२॥ (इति संज्ञाकृतकमभेदाधि- 
करणम्‌--८)। 


(देवताभेदक्ृतकर्मभेदाईधिक रणम्‌ू--६ ) 


चातुर्मास्य याग के बेंइवदेव पर्व में पाठ है--'तप्ते पथसि दध्यानयति, सा 
बैश्वदेवी आमिक्षा, वाजिभ्यो वाजिनम्‌ ।--गरम दूध में दही डालता है, उससे 
फटकर दूध के दो भाग हो जाते हैं--एक गाढ़ा भाग, दूसरा तरल भाग; जो 
गाढ़ा भाग है उसका नाम आमिक्षा, जो तरल भाग है उसका नाम वाजित है । 
उक्त वाक्य में बताया, आमिक्षा बेइवदेवी है, अर्थात्‌ विश्वेदेव देवताओं के लिए 
है, और वाजिन वाजी देवताओं के लिए । इस विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है, 
क्या वाजी पद विश्वेदेव देवताओं का अनुवादक होकर उसमें वाजिन गुण का 
विधान करता है ? अथवा ये दोनों भिल्‍्न कमे हैं ? इन्हें एक कर्म माचना उपयुक्त 
होगा। इससे आमिक्षा और वाजिन दोनों द्रव्य विश्वेदेव देवतावाले होंगे। 
इस प्रकार आमिक्षा गुणवाले कर्म में वाजिन द्रव्यरूप गुण का विधान होगा। यह 
रीति अच्यत्र देखी जाती है, जैसे 'अग्निहोत्रं जुहोति” इस विहित अग्निहोज-कर्म 
में 'दध्ना जुहोति, पयसा जुहोति' वाक्यों द्वारा दही और दूधरूप द्रव्य-गुण का 
विधान होता है। क्या ऐसा ही प्रस्तुत प्रसंग में युक्त है ? आचार्य ने समाधान 
किया-- 


गुणश्चापूर्वंसंयोगे वाक्ययों: ससत्वात्‌ ॥२३॥ 


[अपूर्बंसंयोगे | अपूर्व संयोग अर्थात्‌ कर्म के विधान होने में [ग्रुण:| देवता- 
रूप गुण [च] भी कम का भेदक होता है। [वाक्‍्ययो:) दोनों “सा वैह्वदेवी 
आमिक्षा' तथा 'वाजिभ्यों वाजिनम्‌' वाक्‍्यों के [समत्वात्‌] समान होने से । 
तात्पयय है--- “बैश्वदेवी' पद में तद्वित प्रत्यम--तथा '“वाजिम्य: पद में चतुर्थी 
विभक्ति--के द्वारा समानरूप से देवतारूप गुण का विधान होने के कारण इनमें 
कोई एक वाक्य दूसरे का अनुवादक नहीं हो सकता । 

जहाँ देवता प्रकरण से प्राप्त नहीं है, वहाँ देवता के कथन से सम्बन्ध रखने- 
बाला गुण (कोई विशेषता) कर्मान्तर का विधान करेगा। उक्त दोनों वावय 
समान हैं, और दोनों में देवता का कथन अपनी-अपनी विश्वेषता के साथ हुआ 
है; अतः अपने रूप में ये स्वतन्त्र वाक्य हैं; अपूर्व कर्म का विधान करते हैं। 

“बैदवदेवी आसिक्षा' देवता का. निर्देश कस्नेवाला “वेदबदेवी' पदबोध्य 
“बिश्वेदेवा देवता अस्या:' -- विश्वेदेव हैं देवता इसके--इस अर्थ में 'सास्य देवता' 


अथ हछ्वितीयाध्याये छ्वितीयः पादः र्८१ 


[अष्टा० ४।२।२३]| सूत्र से विहित “अण' प्रत्ययरूप श्रुति से विस्वेदेवों में 
देवतात्व का कथन होता है। परन्तु देवता का द्रव्यविशेष के साथ सम्बन्ध वाक्य 
द्वारा जाना जाता है। यद्यपि देवता अर्थ में विहित प्रत्यय से वह द्रव्य भी कहा 
जाता है, जिसकी वह देवता है, पर' उस द्रव्य का “अस्या:' या 'अस्य' सर्वनाम से 
देवता के साथ सामान्य सम्बन्ध ही जाना जाता है; विशेष 'आमिक्षा” आदि अर्थ 
नहीं जाना जाता । वह वाक्य (-- वेश्वेदेवी आमिक्षा) से बोधित होता है । 
/बिश्वेदेव हैं देवता इसके' ऐसा वह द्रव्यविशेष आमिक्षा है। इस प्रकार प्रथम 
वाक्य में देवता श्रुतिबोधित है, और देवता के साथ द्रव्यविशेष का सम्बन्ध 
वाक्यवोधित | २/ 

दूसरे वाक्य (वाजिभ्यो वाजिनम्‌ ) में दोनों वाक्यबोधित हैं । 'वाजिम्य:/ 
इस चतुर्थी विभक्ति के निर्देश से केवल इतना जाना जाता है कि “वाजी' देव- 
ताओं के लिए कुछ दिया जाना है। “'वाजिनम्‌” इस कर्मकारक पद से केवल 
इतना जाना जाता है कि यह किसी का ईप्सिततम द्रव्य है। फलतः इस वाक्य 
में उस वाजी का देवतात्व, तथा उसके साथ 'वाजिन' द्रव्य का सम्बन्ध, दोनों 
वाक्य से जाने जाते हैं । 

ऐसी स्थिति में यदि दूसरे वाक्य के चतुथ्येन्त 'वाजी” पद को विश्वेदेव 
देवताओं का अनुवादक माना जाय, तो देवतात्व के प्रति श्रुति और वाक्य का 
विरोध प्रस्तुत होता है | दोनों के विरोध में श्रुति बलवती होती है [द्रष्टब्य, 
मी० सु० ३३३१४] । अतः बविश्वेदेव देवताओं के श्रुतिगम्य देवतात्व से वाक्य- 
बोधित देवतात्व बाधित हो जायगा। फलतः ह्वितीय वाक्य का चतुश्यंन्‍्त 
“वाजी' पद विश्वेदेव देवताओं का अनुवादक नहीं हो सकता । दोनों वाक्य अपने 
में स्व॒तन्त्र हैं, एवं कर्मान्तर के विधायक हैं ॥२३॥ 

'वाजिम्यो वाजिनम्‌' को गुणविधि बताने के लिए जो उदाहरण---अग्नि- 
होत्र जुहोति, दघ्ना जुह्दोति, पयसा जुहोति' दिया गया, उसके विषय में आचाये 
सूत्रकार ने बवाया-+ 

अगुण तु कर्ंशब्दे गृणस्तत्न प्रतीयेत ॥२४॥ 

[अगुुणे | गुणरहित, [कर्मशब्दे | कर्म के विधायक “अग्तिहोंत्रं जुहोति' में 
[वु] तो [तत्र | वहाँ उसके समीप में पठित 'दध्ना जुहोति” आदि वाक्यों में 
[गुण:] गुण का विधान [प्रतीयेत ] जाना जाये। 

वात्पय है---यदि किसी कर्म-विधायक वाक्य में देवता था द्रव्यरूप गुण का 
निर्देश नहीं रहता, तो वहाँ समीप-पठित वाक्य में ग्रुण का विधान देख लिया 
जाता है। 

“दध्ना जुहोति' आदि वाक्यों में द्रव्यरूप गुण का विधान युक्त है, क्योंकि 


रघर मीमांसा-दर्शन 


अग्निहोत्र होम के विधायक वाक्य 'अग्निहोत्र जुहोति' में द्रव्यरूप गुण का निर्देश 
नहीं है। वहां द्रव्य गुण को आकांक्षा समीप-पठित “दध्ना जुहोति” आदि वाक्यों 
से पूरी होती है। परन्तु 'वाजिभ्यो वाजिनम्‌' में वह स्थिति नहीं है। यहाँ द्रव्य, 
देवता, दोनों का निर्देश उपलब्ध है। अतः श्रस्तुत भ्रसंग में उक्त दृष्टान्त विषम 
उपन्यास है ॥२४॥ (इत्ति देवताभेदकृतकर्म भेदा धिकरणम्‌--६) । 


(द्रव्यविशेषौनुक्तिकृतकर्मेक्याईघधिक रणम्‌ू-- १०) 

दघ्ना जुहोति, पयसा जुहोति' में विकल्प के परित्याग की भावना से २४वें 
सूत्र का अथै---इसे भिन्न अधिकरण मानकर दधिहोम और पयो होम को कर्मा- 
स्तर मानने का सुझाव सामने जाता है । उसके सम्राघान के लिए यह अधिकरण 
है। 'अग्निहोत्रं जुहोति' इस अग्निहोत्र होम-कर्म के विधायक वाक्य में द्रव्य की 
आकांक्षापूत्ति के लिए समीष-पठित वाक्‍्यों (दछ्ना जुहोति, पयसा जुहोति) से 
द्रव्यगुण का विधान माना जाता है, तो चाहे दही से होम करे, चाहे दूध से,-यह्‌ 
द्रव्य का विकल्प प्राप्त होता है। विकल्प न मानना पड़े, इसलिए अच्छा है, इनको 
कर्मान्तर मान लिया जाय। इसका समाधान सूत्रकार ने किया--- 


अगुणे तु कर्संशब्दे गुणस्तत्न प्रतीयेत ॥२४॥ 


सूत्रार्थ पहले के समान समभना चाहिए | तात्पर्य है--'दध्ता जुहोति' आदि 
वाक्यों में 'जुहोति' पद से वही कर्म जाना जाता है, जो 'अग्निहोत्रं जुहोति' से 
विहित है । इस वाक्य में अनुक्त द्रव्य का 'दध्ता जुहदोति' आदि वाक्यों से कथन 
किया गया है| इसलिए ये भिन्‍न कर्म न होकर एक ही कम हैं। द्रव्यनिर्देश के 
पृथक्‌ वाक्य (दध्ना जुहोति, पयसा जुद्दोति) होने से दघि और पयस्‌ द्रव्य का 
विकल्प होना युक्त है। इसमें कोई दोष नहीं ॥२४॥ (इति द्रव्यविशेषानुत्तिकृत- 
कर्मक्याईघिकरणम्‌--१०) । 


(दध्यादिद्रव्यसफलत्वाधिकरणम्‌--१ १) 

अग्निहोत्र प्रकरण में पाठ है-- दघ्ता इन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌'--- इन्द्रिय की 
कामनावाले के लिए दही से होम करे। शिष्य जिज्ञासा करता है--'अग्निहोत्र 
जुहुयात्‌ स्वर्गकाम:' कहकर आगे इन्द्रिय कामनावाले के लिए दधिहोम का विधान 
किया । क्या यह दघिहोम कर्मान्तर है ? अथवा प्रकृत अग्निहोत्र-कर्म में इन्द्रिप- 
फल के लिए दधि-द्रव्यरूप गुण का विधान करता है ? शिष्य ने कहा, यह कर्मा- 
न्तर प्रतीत होता है, क्योंकि इन्द्रिय-फल का निर्देश, फल के साधन किसी कर्म का 
बोध कराता है। कोई फल कर्म के बिना नहीं होता,अतः दधिहोम कर्मान्तर होता 
चाहिए ! शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रकार ने सूजित किया - 


अथ द्वितीयाध्याये द्वितीय: पाद: र्फरे 


फलश्ुतेस्तु कम स्थात्‌ फलस्य कर्मेयोगित्वात्‌ ॥२५॥ 


[फलश्रुते:| फल का श्रवण होने से, 'दघ्नेन्द्रिवकामस्य जुहुयात्‌” वाक्य. में 
इन्द्रियरूप फल का निर्देश होने से [तु| तो [कर्म] यह दघिहोम अपूर्व कर्म 
[स्थात्‌ ] होना चाहिए। [फलस्थ ] फल के [कर्मयोगित्वात्‌ | कमेयोगी-- कर्म 
से सम्बद्ध--होने के कारण । तात्पर्य है, इन्द्रियरूप फल, दधिहयोम कर्म से सम्बद्ध 
होने पर सम्मव है, फल किसी का ही होता है । 

लोक में देखा जाता है, कृषि आदि कर्म का फल न्रीहि आदि की भ्राप्ति है; 
बिना कृषिकर्मं के ब्रीहि आदि फल की प्राप्ति सम्भव नहीं । इसी प्रकार दघिहोम 
का फल इन्द्रियपुष्टि है। यह दघहोम को कर्मान्तर माने बिना सम्भव नहीं । 
यदि इसे अग्निहोत्र कर्म का अद्भ मानकर उसी में इन्द्रिय-कामनावाले के लिए 
दघिद्रव्यरूप गुण का विधान इस वाक्य से माना जाता है, तो इन्द्रिय-फफल और- 
होम, दोनों को एकसाथ कहने में “दधि' पद असमर्थ होगा। तात्पर्य है---'दघ्ना 
इन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌' यह एक वाक्य है। गुणभूत मानने पर 'दध्ता' का-- 
इन्द्रिय और होम दोनों के साथ--एकसाथ सम्बन्ध नहीं हो सकता। यदि 'दघ्ता 
इन्द्रियं भावयेत्‌-“दही से इन्द्रिय फल को सिद्ध करे' ऐसा कहते हैं, तो दही से होम 
कहना रह जाता है, वह नहीं कहा जाता। यदि “दघ्ना होम॑ भावयेत्‌-दही से 
होम सिद्ध करे” कहते हैं, तो यह वाक्य फल को नहीं कहेगा। तब “दध्ता इन्द्रियं 
भावयेत्‌, दघ्वा होम॑ भावयेत्‌' दोनों को कहने में वाक्यभेद होता है। एक वाक्य 
को तोड़कर दो बनाना शास्त्र में दोष माना जाता है। फलत: इसको अग्निह्ोत्र 
का अंग मानकर--अग्निहोत्र-कर्म में दहीरूप गुण से फल का विधायक कहना 
ठीक नहीं है। इसलिए अग्निहोत्र होम से दघिहोम पृथक्‌ कर्म है। अपूर्वे कर्म 
होने पर वाक्य से अनेक गुणों का एकसाथ कथन शास्त्र में स्वीकार किया जाता 
है। तब प्रस्तुत वाक्य का अर्थ होगा--इन्द्रियकामः दधिहोमेन इन्द्रियरूपं फल 
भावयेत्‌'--इच्दिय कामनावाला दधिहोम से इच्द्रियकूप फल सिद्ध करे। अतः 
दघिहोम को कर्मान्तर मानना युक्त है ॥२५॥ 

जिज्ञासा का आचार्य ने समाधान किया--- 


अतुल्यत्वात्तु वाक्‍्वयोर्गुणे तस्य प्रतीयेत ॥२६॥॥ 

[अतुल्यत्वात्‌ | समान न होने से [वाक्ययो:] “अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगगं- 
काम: और 'दघ्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌' इन दोनों वाक्‍्यों के । [तु] तो दघिहोम 
को कर्माच्तर बताना ठीक नहीं है। [तस्य] उस--द्िहोम का [गुणे] इच्द्रिय- 
रूप गुण में फलसम्बन्ध [प्रतीयेत] जानना चाहिए। 

दिहोम कर्मान्तर नहीं है, अपितु अग्निहोत्र होम में दचिद्रव्यरूप ग्रेण से 


रुप मीमांसा-दशेन 


फलु-सम्बन्ध का कथन है। ये दोनों वाक्य समान नहीं हैं। 'अग्होत्र जुहुयात्‌ 
स्वंगंकाम:' वाक्य में अग्निहोत्र-कर्म के साथ स्वर्ग-फल का कथन है, अर्थात्‌ स्वर्ग 
की कामनावाला अग्निहोत्र होम से स्वग्रेंहूप फल को सिद्ध करे। इसके विपरीत 
'दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌' वाक्य में दिद्रव्यरूप गुण के साथ फल का कथन 
है, कर्म के साथ नहीं | यदि कर्म के साथ फल का कथन होता, तो यह भी प्रथम 
वाक्य के समान कर्मान्तर का विधायक होता । इस वाक्य भें 'इन्द्रियरूप फल के 
लिए होम करे' ऐसा अर्थ प्रतीत नहीं होता; किन्तु 'इन्द्रिय की कामनावाले का 
दही से होम होता है! इतना-मात्र अर्थ इससे ज्ञात होता है। होम का विधान --- 
“--होम करे' ऐसा --नहीं जाना जाता । तात्पर्य है, इन्द्रियकाम व्यक्ति के लिए 
द्िद्रव्यरूप गुण के द्वारा होम की प्राप्ति होती है। अत: यह वाक्य मुख्यरूप से 
दघिद्रव्यरूप गुण का विधायक है। जिस अग्निहोत्र होम का प्रसंग है, उसी में 
इन्द्रियकाम व्यकित के लिए दधिद्रव्यरूप गुण का विधान यह वाक्य करता है। 
अतः दधिह्योम कर्मान्तर नहीं है | 

'दश्नेन्द्रिका मस्य जुहयात्‌” वाक्य में 'जुहोति' क्रियापद का अर्थ अनुवाद- 
रूप है। तात्पयं है--'अग्निहोत्र जुहुयात्‌” से विहित अग्निहोत्र होम का अनुवादक 
है। तब वाक्यभेद-दोष का अवकाश नहीं रहता । “भग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्ग काम: 
से विहित होम में द्िद्रव्यरूप गुण के सन्निवेश से इन्द्रियरूप फल थ्राप्त होता 
है, यह अर्थ स्पष्ट हो जाता है ॥२६॥ ( इति दध्यादिद्रव्यसफलत्वाधि- 
करणम्‌--११) । 


(वारवन्तीयादीनां कर्मान्तराधिकरणम्‌ू--१२) 


ताण्ड्य ब्राह्मण [१७।६। १-२] में पाठ है-- 
“त्रिवृदम्तिष्टुदू अग्निष्टोम:, तस्य वायबव्यासू एकविशम्‌ अग्तिष्टोमसाम 
सवा ब्रह्मवर्चसकामों यजेत ।--अग्निष्टोम सामवाला अग्निष्टुत्‌! नामक कर्म 


१. सोमयाग की निम्तांकित सात्त संस्था हैं--अग्निष्टोम, उक्ध्य, षोडशी, 
अतिरात्र, अत्यस्तिष्टोम, वाजपेय, आप्तोर्याम। अश्िष्टोम आदि नाम 
“अम्तिष्टोम'-संज्ञक सामगान पर सोमयागीय उस संस्था की समाप्ति के 
आधार पर हैं, अर्थात्‌ सोमयाग की जिस संस्था की समाप्ति, जिस नाम- 
वाले सामगान से होती है, उसी नाम से वह्‌ संस्था जानी जाती है। इनमें 
अग्निष्टोम संस्था के अन्तगंत छह अग्निष्टुत्‌ याग तां० ब्रा० [ १७॥५-६]| 
में बिहित हैं । इनमें पहले दो त्रिवुत्‌ अग्निष्टोम हैं, अर्थात्‌ उनमें त्रिवुत्‌ 
साम से समापन होता है। प्रस्तुत सूत्र के शाबर भाष्य में उद्धत पहला वचन 
तृतीय अंग्निष्दुत्‌ का विधायक है। निदान सूत्र [३॥१०] में बताया-- 


अथ द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः श्ष५ 


है; उसकी वायुदेवतावाली' ऋचाओं में एकविश अग्निष्टोम साम करके बहा- 
वचेंस की कामनाबाला यजन करे। आगे [ताण्डब ब्रा० १७७।१ ] पाठ है-- 
“एतस्वैव रेवतीषुः वारवच्तीयम्‌ अग्तिष्टोम साम कृत्वा पशुकामों होतेन 
यजेत।' इस अग्निष्टोम की ही रेवती-संज्ञषक ऋचाओं में वारवन्तीय अस्निष्टोम 
साम करके पशुकामनावाला इससे यजन करे। तात्पयं है--जो व्यक्ति पशुकामना 
वाला है, वह रेबती प्रतीकवाली आदि ऋचाओं में वारवन्तीय साम को अग्नि 
स्टोम साम बनाकर यजन करे । 
यहाँ सन्देह है--क्या उसी सोमयागीय अश्निष्टोम संस्था के अन्तर्गत चौथे 
अग्निष्टूतू का---वारवन्तीय सामरूप गुण से--पशुरूप फल होने का निर्देश 
है ? और 'एतेन यजेत' इससे यजन करे, यह अग्निष्दुत्‌ अग्निष्टोम. का अनुवाद 
है ? अथवा 'एतेन यजेत' से वारवन्तीय साम को कर्मान्तर बताने का कथन है ? 
प्रतीत होता है, दूसरा वाक्य पहले का अनुवादक है, कर्मान्तर नहीं; क्योंकि 
दूसरे वाक्य के आरम्भ में 'एतस्थ' सर्वेनाम पद के साथ निर्धारिणार्थंक 'एव' पद 
दिया हुआ है, जिसका अथे है--'इसका ही । इसका, किसका ? पूर्वपठित समीप- 
स्थित वाक्य का, यही अथ॑ यहाँ सम्भव है। इससे स्पष्ट होता है, यह अपूर्व विधान 
नहीं है; पहले विधान किये गये अर्थ का ही अनुवाद है। इसलिए रेवती-संज्ञक 
ऋतचाओं में वारवन्तीय साम को अग्निष्टोम साम बनाकर वह व्यक्ति यजन करे, 
जो पशु की कामना रखता है। यह पहले विहित अग्तिष्टुत्‌ अग्निष्टोम में वार- 
वन्तीय सामरूप ग्रुण से पशुफल का निर्देश है। अतः इसे अपूर्वविवि न मानकर 
ध्यज्ञायश्ीयमग्निष्टोम साम' यज्ञायज्ञीय साम अग्निष्टोस साम है। “वज्ञायज्ञ 
पद से पाणिनि सूत्र [ ५५२।५६ | द्वारा 'छ--ईंय' प्रत्यय होकर 'यज्ञायज्ञीय' 
बनता है। तात्पर्य है--'यज्ञायज्ञा' पदवाली ऋचा में दृष्ट साम '“यज्ञायज्ञीय' 
साम अग्नतिष्टोम है। ऋचा है---'यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरा गिरा च दक्षसे ।/ 
[ऋ० ६४८१; साम० छन्हे] । 

१. तुतीय अस्विष्टूत्‌ में अम्विष्टोम साम का गान थन्ञायज्ञा वो अग्नये' के 
स्थान पर वायुदेवतावाली ऋचाओं “उप त्वा जाययो गिरो०, यस्य निधात्व- 
बुतं०, पद देवस्य मीढूषो' [ऋ० 5।१०२।१३-१ ५] में सामगान किया 
जाता है। 

२. 'रेबती' पद 'रेवतीन्न: ऋचा का प्रतीक है। बहुवचन “आदि अध्थ में है। 
वे ऋचा हैं---'रेवतीनें: सघमाद०, आ घ॒ त्वावानू, आ यद्‌ दुवः [ऋ० 
१३०११३--१५; साम० १०८४-१०८६ ] । 'एतस्यैव” इत्यादि वाक्य चौथे 
अस्तिष्टुत्‌ अग्तिष्टोम का विधायक है। 'वारवन्तीय' का अर्थ है--वारवन्त 
पद है जिस साम में' वह वारवन्तीय साम। ऋचा है---“अदव॑ न त्वा वारवन्तं 
न्दध्या भग्वि नमोभि: ऋ० ११२७१; साम १७, गथवा १६र४॥ 


शेप मीमांसा-दर्शन 


गुणविधि मानना उपयुक्त होगा। ऐसा प्राप्त होने पर सूत्रकार ने समाधान 
किया-- 

ससेषु कर्मयुवतं स्थात्‌ ॥२७॥ 

[समेषु | परस्पर भिन्‍न होते हुए भी एक-जैसे वाक्यों में [करमयुक्तम्‌ ] कर्म 
से युक्त फल [ स्यात्‌ | होना चाहिए। तात्मये है-- ऐसे वाक्‍यों में अधूर्वे विधि के 
साथ फल का निर्देश होता है । 

जैसे पहले वाक्य में ब्रह्मतचंस को कामनावाले व्यक्ति के लिए अम्निष्ट्त्‌ 
अम्तिष्टोम साम करके यजन का विधान है, ऐसे ही प्रस्तुत द्वितीय वाक्य में पश्चु- 
कामनावाले व्यक्ति के लिए वारवन्तीय साम करके यजन का विधान है। 'एतस्थ' 
सर्वनाम पद केवल प्रसंग का स्मारक है, परर्वं विहित विधि का परामर्श नहीं करता। 
कारण यह है कि पूर्वपठित अग्निष्टुत्‌ अग्निष्टोम साम की रेवती-संज्ञक ऋचा 
है ही नहीं। तब उसका यहाँ परामश निराधार होने से असंगत होगा। अतः यह्‌ 
अपने रूप में स्वतन्त्र कर्म है। 

यदि इस दुसरे वाक्य को पशुरूप फल की सिद्धि के लिए पुर्वपठित याग में 
वारवन्तीय सामरूप गुण का विधायक माना जाता है, तो इसमें वाक्यभेद-दोष 
उपस्थित होता है। एक वाक्य होगा--वा रवन्तीय सामरूप गुण याग का साधन 
है। दूसरा वाक्य होगा--साग पशुरूप फल का साधन है । वाक्य को गुण और 
फल दोनों का विधायक मानना होगा; क्योंकि अन्य कोई वाक्य पशुरूप फल का 
विधायक दृष्ट नहीं है। शास्त्र में वाक्यभेद-दोष माना जाता है। अतः प्रथम 
वाक्य-विहित याग मैं---प्रस्तुत द्वितीय वाक्य कौ--गुण का विधायक न मानकर, 
प्रथम याग से भिन्‍न पशुफलवाले वारवन्तीय साम-गुणविशिष्ट अपूर्व कर्म का 
विधायक मानना युक्त होगा। 

अपूर्वविधि मानने में वाक्यभेद क्यों नहीं है ? विचारणीय है । अपूर्वे रेवती 
ऋतचाओं का विधान और वहाँ अग्निष्टोम साम के कार्ये में वारवन्तीय साम का 
विधान, थे दो विधान एक वाक्य से माने जाने पर अपूर्वविधि होने पर भी 
वाक्यभेद प्रसकत होगा। यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि अपूर्व यागविधि में सब 
प्रकार के विशेषणों से विद्िष्ट कथन होने के कारण वाक्यभेद नहीं होता। वाक्‍्य- 
भेद वहाँ होता है, जहाँ किसी पूर्ववाक्य से विहित याग का अनुवाद करके अन्य 
वाक्य द्वारा एक से अधिक मुणों का विधान किया जाय। जैसे “अनिहोत्र जुहुयात्‌' 
वाक्य द्वारा विहित अग्निहोत्र का अनुवाद करके 'दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌' 
वाक्य में होम को उद्देश करके द्िगुण का विधान करें, तो इन्द्रियरूप फल का 
उससे सम्बन्ध तहीं जाना जायगा । यदि इन्द्रियफल का विधान करें, तो दि का 
सम्बन्ध नहीं होगा। यदि 'जुहुयात्‌' क्रियापद के साथ दोनों का सम्बन्ध जोड़ें, तो 


अथ द्वितीयाध्याये द्वितीय: पाद: श्प७ 


'दघ्ना जुहयात्‌' तथा 'इन्द्रियकामों जुहुयात्‌ --इन्द्रियरूपं फल॑ भावयेत्‌' ये दो 
वाक्य हो जाएँगे । अपूवंविधि में वाक्य के सब पद परस्पर साकांक्ष रहते हैं; अथे- 
पूछ्ति के लिए बाह्म सहयोग की आकांक्षा वहाँ नहीं रहती, इसलिए एकवाक्यता 
निर्बाध ननी रहती है। फलत: परस्पर भिन्‍न भी समान प्रकार के वाक्यों में 
अपूर्वविधि स्वीकार करना स्पष्ट हो जाता है॥२७॥ (इति वारवन्तीयादीनां 
कर्मान्तरताधिकरणम्‌--१२) । 

(सौभरनिधनयो: कार्मेक्याउधिक रणम्‌--१३) 

ताण्डब्च ब्राह्मण [5८१०] ज्योतिष्टोम की षोडशी संस्था के अवान्तर 
प्रकरणगत उक्थ्य स्तोत्र में सौभर ब्रह्मससाम का कथन है। जिस ऋचा “वयमु 
त्वामपुव्यं स्थूरं न कच्चिद्‌ भरन्तो5्वस्यवः । वाजे चित्र हवामहे' | ऋ०८।२११; 
सामर ४०८, ७०८] में यह साम देखा या गाया जाता है, उसका ऋषि सोभरि 
है; इस आधार पर यह सौभर-साम कहा जाता है। प्रत्येक साम के पाँच-- 
प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव, निधन--अवयदबों में निधन अन्तिम अवयव 
है। इसका अर्थ है. समाप्ति। श्रत्येक साम त्रस्ताव से प्रारम्भ होकर निघन पर 
समाप्त होता है। सौभर ब्रह्म साम के अनन्तर ब्राह्मण [दा १८-२० ] में पाठ 
हैं-- 

यो चुष्टिकामः स्पाद्‌ योब्ल्लाग्कामो यः स्वर्गकामः सोभरेण स्तुवीत । ही 

इति वृष्टिकामाय निधर्न कुर्याब्‌ ऊर्गू इत्यन्नाशकामाय, ऊ इति स्वर्ग 

कासाय | सर्वे वे कामाः सौभरस्‌। 

जो वृष्टि की कामनावाला हो, जो अन्ताद्य की कामनावाला हो, जो स्वगें 
की कामनावाला हो, वह सौभर साम से स्तवन करे। इसके अनन्तर पाठ का अर्थ 
है--बृष्टि की कामनावाले पुरुष के लिए सौभर साम की समाप्ति 'हीष्‌' पद से 
करे; अन्नाद्य की कामनावाले पुरुष के लिए सौभर साम की समाप्ति 'ऊगग्‌” पद 
से करे; स्वर्ग की कामनावाले पुरुष के लिए सौभर साम की समाप्ति 'ऊ पद से 
करे। अन्त में पढ़ा--सौभर साम सब कामनाओं का पूर्ण करनेवाला है । 

श्षिष्य जिज्ञासा करता है-आनुपूर्वी से पठित इन दोनों वाक्यों में एक ही कर्म 
का विधान है ? अथवा दोनों वाक्य पृथक्‌ कर्मान्तर के विधायक हैं ? प्रतीत 
होता है, ये कर्मान्‍्तर के विधायक हैं । द्िष्य की भावना को आचायें सूत्रकार ने 
सूत्रित किया-- 

सौभरे पुरुषश्रुतेनिधने काम्ससंयोगः ॥२८॥ 

[सौभरे] सौभर साम सस्बस्धी [ निधने ] निषन के विषय में [पुरुषश्रुते: 


१. ऋग्वेद के 'बाजे' पद के स्थान पर सामवेद में उभयत्र 'व्नि' पाठ है। 


शब्द भीमांसा-दर्शन 


"कुर्यात्‌' क्रियापद-बोध्य कर्त्ता पुरुष के प्रयत्न का श्रवण होने से [कामसंयोग:] 
फल-विषयक कामना का सम्बन्ध ज्ञात होता है। तात्पयं है, सौभर साम से एक 
फल, और निधन से दूसरा फल होता है । फल दोनों जगह वृष्टि है, पर दुहरा होने 
से अच्छी वृष्टि का विधान है । 

यदि दोनों वाक्‍यों को एक ही कर्म का विधायक मानें, तो--वृष्टि, अन्नाओ, 
स्वगें--इन फलों का विधान भ्रथम वाक्य से हो जाने पर दूसरा वाक्य निरर्थक हो 
जाता है। निधन-वाक्य की सार्थकता के लिए आवश्यक है, इसे कर्मान्तर माना 
जाय। इस प्रकार जैसे सौभर साम वृष्टि आदि फलों का साधन है, इसी प्रकार 
'हीष्‌' आदि पद-संकेतित निधन भी वृष्टि आदि फलों का साधन है। फलत: इन्हें 
स्वतन्त्र पृथक्‌ कर्म मानना उपयुक्त होगा । वही फल दुहरा प्राप्त होता है ॥२८॥ 

आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-भावना को अधूरा बताते हुए जिज्ञासा का समा- 
घान किया-- 


स्वस्थ वोक्तकामत्वात्‌ तस्मिन्‌ कामश्रुतिः स्थान्तिधनार्था 

पुनः श्रुति: ॥२६॥ 

[वा] वा पद गतस्तूत्र-बोध्य अर्थ के निवारण के लिए है, अर्थात्‌ 'हीष्‌' आदि 
पद-संकेतित निधन अतिरिक्त फल के विधायक नहीं हैं। [सर्वस्य ] प्रस्ताव से 
लेकर निधन-पर्यन्त सम्पूर्ण सौभर साम का [उक्तकामत्वात्‌| तथाकथित--- 
वृष्टि, अन्नाद्य एवं स्वर्ग-कामनावाला होने से [पुतः श्रुति:] “हीष्‌ इति बृष्टि- 
कामाय' इत्यादि द्वितीय वाक्य में पुनः वृष्टि आदि फल का श्रवण [निधनार्था ] 
निधन के व्यवस्थापन के लिए [स्यात्‌ ] हुआ है। 

वा पद इस पूर्वोक्त का निवारण करता है कि निधन में दूसरा फल 
होता हैं। निधन-वाक्य का यह अर्थ नहीं है कि वृष्टि की कामना के लिए 'हीष्‌' 
पद का उच्चारण करे; प्रत्युत उसका अर्थ है--'हीष्‌” पद सौभर साम की 
समाप्ति का ्ोतक है। प्रश्न होता है--कौन-से सोभर साम की समाप्ति का 
झ्ोतक है ? क्योंकि सौभर साम वृष्टिकाम, अन्नाग्रकाम और स्वर्गंकाम, इन 
तीन कामनाओंवाला कहा है। उत्तर है--वृष्टि कामनावाले सौभर साम का 
निधन (समापन) “होष्‌' पद के उच्चारण के साथ किया जाता है। 

निधन-वाक्य को कर्मान्तर मानकर उसका दूसरा वृष्टिफल बताना इस 
कारण युक्त नहीं है कि वह वृष्टिफल 'यो वृष्टिकाम''“सौभरेण स्तुवीत' वाक्य 
से प्रथम ही विहित कर दिया गया है, उसको दृहराता तिष्प्रयोजत है । तब प्रश्न 
होता है---हीषिति वृष्टिकामाय निधन कुर्यात्‌” वाक्य में वृष्टिफल का निर्देश 
प्रमादपाठ है ? उत्तर है, नहीं। यह प्रमादपाठ नहीं है। अनेक कामनाओंवाले 
सौभर साम के निधन के लिए अन्य अनेक पदों के प्रयोग प्राप्त हो सकते हैं। यह्‌ 


अथ द्वितीयाघ्याये द्वितीय: पादः र्प६ 


वाक्य इस बात की व्यवस्था करता है कि वृष्टि-कामनावाले सौभर साम का 
निधव 'हीष्‌' पद के उच्चारण के साथ ही होगा, अन्य पद के नहीं । इसी प्रकार 
अन्नाद्य-का मनावाले सौभर साम का निधन 'ऊर्क पद के साथ होगा, अन्य के 
नहीं; तथा स्वर्ग की कामनावालें सौरभ साम का निधन 'ऊ' पद के साथ होगा, 
अन्य के नहीं । इसी व्यवस्था के लिए प्रत्येक निधन के साथ पुनः: फल का 
निर्देश किया गया है। इसलिए दुबारा फल का निर्देश न प्रमादपाठ है, और 
न अतिरिक्त फल का विधायक है। इस प्रकार सौभर साम प्रस्ताव से प्रारम्भ 
होकर निघन-पर्येन्त अपने सब अवयवों को सम्पन्त करता हुआ यथाकाम हीष्‌, 
ऊर्क, ऊ पदों के साथ पूरा हो जाता है। यह एक ही कर्म है। निघन-वाक्य 
कर्मान्तर का विधायक नहीं है ॥२६॥ (इति सौभरनिधनयो: कार्मेक्याईघिकर- 
णम्‌--१३) । 
इति जैमिनीय सीमांसासुत्राणां विद्योदयभाष्ये 
ट्वितीयाध्यायस्थ द्वितीयः पाद: । 


अथ द्वितीयाध्याये तृतीय: पाद: 


(प्रहाग्रताया ज्योतिष्टोमाज़रताधिकरणम्‌ --१ ) 


गत पाद के छठे अधिकरण में ग्रह-छंज्ञ़क दस काष्ठ-पात्रों का प्रसंगवश 
उल्लेख हुआ है। इन पात्रों में विभिन्‍न देवताओं के उद्देश्य से संस्कृत सोमरस 
भरा जाता है। एकसाथ सब पात्रों का भरा जाना सम्भव न होने से यह कार्य 
क्रमपुर्वेक होता है। किस प्रसंग में कौन-से देवता के उद्देश्य से पात्र प्रथम भरा 
जाय, यह इस अधिकरण में विवेचन करना है । 

आपस्तम्ब श्रौतसूत्र [ १०२१] में पाठ है--'स्वर्गकामो ज्योतिष्टोमेन 
यजेत'--स्वर्ग की कामनावाला ज्योतिष्टोम से यजन करे; यह प्रारम्भ कर आगे 
पाठ आता है--'यदि रथन्तरसामा सोम: स्याद्‌ ऐन्द्र वायवाग्नान्‌ ग्रहान्‌ गृह्ली- 
यात्‌, यदि बृह॒त्सामा शुक्राग्नान्‌ु, यदि जगत्सामा आग्रयणाग्रान्‌ ॥' ज्योतिष्टोम 
और सोम पर्यायवाची पद हैं--जो ज्योतिष्टोम है, वही सोम है । इसी के अनुसार 
बताया--यदि सोम अर्थात्‌ ज्योतिष्ोम रथन्तर सामवाला हो, तो सबसे प्रथम 
इस्द्रवायु देवतावाले ग्रह-संज्ञक पात्र में सोमरस का ग्रहण करे, यदि बुहत्‌ साम- 
वाला ज्योतिष्टोम हो, तो सबसे प्रथम शुक्र देवतावाले ग्रह-पात्र में सोमरस भरा 
जाय; यदि ज्योतिष्टोम जगतू-सामवाला हो, तो सबसे प्रथम आग्रयण देवता- 
वाला ग्रह-पात्र सोमरस भरने के लिए ग्रहण किया जाता है। 

ये ग्रह-पात्र संख्या में दस होते हैं। उनका साधारण क्रम निम्त प्रकार है--- 
(१)ऐच्द्रवायव, (२) मं त्रावरुण, ( ३)शुक्र, (४) मनन्‍्थी, (५)आग्रयण, (६-७-८) 
अतिग्रह ( -- आग्नेय, ऐन्द्र, सौये), (६) उक्थ, (१०)आश्विन । इस सामान्य क्रम 
को आधार मानकर, जब ज्योतिष्टोम रथन्तरसामगान” के साथ सम्पन्न होता हो, 
तब सबसे प्रथम इन्द्रवायु देवतावाला ग्रहपात्र सोमरस से भरा जाता है, अनन्तर 


लक लक जल फल की डक अजीज लक 
१. रथन्तरसाम की ऋचा, “अभि त्वा शूर नोनुम:' [ऋ० ७।३२।२२; साम० 
२३३; ६८०] । 


अथ द्वितीयाघ्याये तृतीय: पाद: २६१ 


सामान्य क्रम के अनुसार शेष पात्र भरे जाते हैं। जब ज्योतिष्टोम बृहत्सामगान” 
के साथ सम्पन्त हो, तब सबसे प्रथम सोमरस भरने के लिए शुक्र देवतावाला ग्रह- 
पात्र लिया जाता है। अनन्तर छोप ग्रहपात्र सामान्य क्रम के अनुसार भर लिये 
जाते हैं। इसी प्रकार जगत्‌ सामवाले ज्योतिष्टोम में सर्वप्रथम आग्रयण* देवता- 
वाला पात्र भरा जाता है, शेष उसके आगे के सामान्य क्रम से भरे जाते हैं । 

उक्त वाक्‍्यों के विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है--क्या ये वाक्य ज्थोतिष्टोम 
ऋतु के ऐन्द्रवायव आदि ग्रहों के यथानिर्देश अग्रतारूप गुण का विधान करते 
हैं ? अथवा रथन्तरसामा और बृह॒त्सामा ऋत्वन्तर के विधायक हैं ? प्रतीत होता 
है, रथन्तरसामा और बूह॒त्सामा पद वहुब्रीह समास के अनुसार ऋ्रतु का विशेषण 
होने से--ऐन्द्रवायव-ग्रहाग्रता-विशिष्ट एवं शुक्र-ग्रहाग्रता-विशिष्ट--उक्त नाम- 
वाले ऋ्तुविशेषों के विधायक हैं। एन्द्रवायव-पग्रहाग्रता आदि ज्योतिष्टोम के गुण 
नहीं हैं| सूत्रकार ते प्रथम इसी शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित किया-- 


गुणस्तु ऋतुसंयोगात्‌ कर्मान्तरं प्रयोजयेत्‌ 

संयोगस्याशेषभूतत्वात्‌ ॥१७ 

सूत्र में 'तु' पद निषेधार्थक है। [गुण:-तु ] रथन्तरसामा और बृहत्सामा पद 
गुण नहीं हैं; अर्थात्‌ ये पद ऐन्द्रवायव-ग्रह्मग्रताहूप गुण के विधायक नहीं हैं। 
[ऋतु-संयोगात्‌ ] पदों में वहुत्रीहि समास के आधार पर इनका ऋतु के साथ 
सीधा सम्बन्ध होने से | [ कर्मान्तरं प्रयोजयेत्‌ | क्रतु के साथ सम्बन्ध इनके 
कर्मान्‍्तर --ऋरतुविशेष होने का भ्रयोजक है। [संयोगस्य | ऋतु के साथ सम्बन्ध के 
[अश्वेषभूतत्वात्‌ | पूर्ण ऋतु का रूप होने के कारण। 

तात्पयं है, रथन्तरसामा एबं बृहत्सामा पद से वही ऋतु अभिप्रेत है, जिसका 


१. बृहत्साम की ऋचा, त्वामिद्धि हवामहे साता [ऋ०६।४६।१; साम०२३४; 
८०६ ], 'साता' पद के स्थान पर सामबेद में 'सातौ' पाठ है । 

२. जगत्साम के लिए जगती छन्द की 'ज्योतिर्यज्ञस्थ पवते मधुप्रियं' [ऋ० 
६॥५६।१० ; साम ०१०३१ ]आदि तीन ऋचा बताई जाती हैं । प्रस्तुत विचार 
में 'बदि जगत्सामा आग्रयणाग्रान्‌' वाक्य प्रसंग-(अग्रता-सामान्य )-वश यहाँ 
पढ़ा गया है। क्‍योंकि जैसे रथन्तर-साम और बृह॒त्साम का ज्योतिष्टोम में 
साक्षात्‌ विधान है, वैसे जगत्साम का साक्षात्‌ विधान नहीं है। सूत्रकार ने 
स्वयं आगे 'जगत्साम्नि सामाभावाद्‌ ऋक्‍त: साम तदाख्य॑ स्थात्‌'[ १०।५॥५८ ] 
सूत्र से कहा है--“यदि जगत्सामा” वाक्य द्वारा विक्ृृतिरूप ऋत्वन्तर का 
विधान है । इसलिए प्रस्तुत श्रसंग में जो विचार किया गया है, उसका मुख्य 
आधार केवल 'रथन्तरसामा' और “बृहत्सामा' पद हैं। 


र्ध्र मीमांसा-दर्शन 


इन दो सामों के अतिरिक्त अन्य कोई साम न हो। तभी उसका पूर्णक्रतु होना 
स्पष्ट होता है। परल्तु ज्योतिष्ठोम के गायत्र, त्रिवृत््‌ आदि अन्य भी अनेक साम 
हैं। अतः रथन्तरसामा एवं बृहत्सामा ऋतु ज्योतिष्टोम से भिन्‍न कर्म हैं। 

प्रस्तुत चर्चा के प्रमुख आधार रथन्तरसामा और बृह॑त्सामा ये दो पद हैं । 
इनमें बहुत्रीहिं समास है -“रथन्तर साम यस्मिन्‌ क्रतो रा:--रथन्तर साप है 
जिसमें ऐसा ऋतु । इसी प्रकार “बुहत्साम यस्मिन्‌ क्रतौ सः बृहत्सामा ऋ्तु:-- 
बृहत्साम है जिसमें ऐसा ऋतु। इस प्रकार ये पद ऐसे ऋतुविशेष को कहते हैं, 
जिसमें ये ही दो साम प्रयुक्त हों । इसके अनुसार ज्योतिष्टोम ऐसा ऋतु न होने से 
वें रथन्तरसामा और बृह॒त्सामा नामक ऋतुविश्येष ज्योतिष्टोम से भिन्न कर्म हैं,- 
यह ज्ञात होता है। ऐन्द्रवायव आदि ग्रहों के अग्रतारूप गुण का ज्योतिष्टोम के 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। 

इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञातव्य है कि जगत्सामा सोम को निःसन्दिग्ध 
कर्मान्तर माना गया है; उसकी समानता से इन दोनों को भी कर्मान्तिर मानने में 
कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। 

यह कहना भी ठीक नहीं कि उक्त वाक्यों में कर्मान्तर का विधायक कोई 
पद नहीं है, तथा ज्योतिष्टोम के प्रकरण में पठित होने से ऐन्द्रवायव-ग्रहाग्रता एवं 
झुक्र-ग्रहाग्रता को ज्योतिष्टोम का गुण माना जाय । 

कर्मान्तर का विधायक पद उक्त वाक्य में विद्यमान है। वाक्य है--'यदि 
रथन्तरसामा सोम: स्थाद्‌ ऐन्द्रवायवाग्रान्‌ ग्रहमन्‌ गृह्लीयात्‌' । इसका 'स्यात्‌' लिड्‌ 
क्रियापदघटित प्रथम वाक्यांश कर्मान्‍्तर का विधायक है। इसमें 'यदि' पद का 
प्रयोग कर्मान्तर के विधान में बाधक नहीं है । यदि पद की अविवक्षा करके शेष 
अवान्तर वाक्य 'रथन्तरसामा सोम: स्यात्‌' इसके कर्मान्तर होने का विधान 
करेगा । 

अथवा, यहाँ लिड विर्भकक्ति को हेतुहेतुम-द्भाव (कार्य-कारण-भाव) अर्थ में 
माना जाता है, तो यह कहना होगा कि रथन्तरसामा सोम ऐ'न्द्रवायव-ग्रह्मग्रता 
का हेतु है, कारण है, तथा ऐन्द्रवायव-प्रह्मग्रता कार्य है। इसके अनुसार ऐब्द्र- 
वायव-प्रहाग्रता को रथन्तरसामा सोम ( ---ज्योतिष्टोम ) का गुण मानना चाहिए। 
पर ज्योतिष्टोम के विषय में यह कार्य-का रण-भाव लागू नहीं होता । कारण है, 
ज्योतिष्टोम के तीन सवन हैं--श्रात: सवन, माध्यन्दिन सवन, सायं सबन। ग्रह- 
संज्ञक पात्रों में सोमरस का ग्रहण प्रातः सवन में किया जाता है, रथन्तरसाम का 
गान माध्यन्दिन सवन में होता है। यह कार्यका रणभाव का शीर्षासन हो जाता 
है, कार्य--प्रह्मग्रता पहले, और कारण---रथन्तरसाम बाद में। इस प्रकार यह्‌ 
लिड्‌ ऐन्द्रवायव-ग्रहग्रता को ज्योतिष्टोम का गुण बताने में असमर्थ रहता है। 
फलत: रथन्तरसाम और बृह॒त्साम को कर्मान्तर मानना उचित होगा । 


अथ द्वितीयाध्याये तृतीय: पाद: २६३ 


ज्योतिष्टोम के प्रकरण में पठित होने पर भी कर्मान्तर-विधिवाक्य बोधित 
है । प्रकरण से वात्रय बलवान्‌ होता है, अतः इन्हें कर्माच्तर मानना युक्त है। 
आचार्य सूत्रकार ते शिष्प-जिज्ञासा का समाधान किया-- 


एकस्थ तु लिड्रशभेदात्‌ प्रयोजनाअर्थमुच्येतेकत्वं 

गुणवाक्यत्वात्‌ ॥ २0 

[तु |यह पद जिज्ञासा-निवारण का द्योतक है-रथन्तरसामा आदि कर्मान्तर 
नहीं हैं। वे [ एकस्य | एक प्रकृतियाग ज्योतिष्टोम का अद्भ हैं। [लिजरमभेदात्‌ ] 
रथम्तरसाम और वृहत्साम के निमित्तमेद से [ प्रयोजनार्थ म्‌ ] ग्रहपात्रों के अग्रता- 
विशेष --विधातरूप प्रयोजन के लिए [ उच्येत | 'यदि रथन्तरसामा' आदि 
वाक्य --कहे गये समभने चाहिएँ । अतः [एकत्वम्‌] कर्म का एकत्व है, रथन्तर- 
सामा आदि ज्योतिष्टोम से अतिरिक्‍त कर्म नहीं हैं, उसी का अज्ध हैं ।[ गुणवाक्य- 
त्वात्‌ ] ग्रहाग्रताहूप विशेष गुण के विधायक वाक्य होने से । 

रबन्तरसामा, बृह॒त्सामा पद ज्योतिष्ोम का ही कथन करते हैं। रथन्तर- 
साम है जिस ऋतु में और वुह॒त्साम है जिस ऋतु में--इस बहुब्रीहिं समास के 
अनुसार वह ऋतु ज्योतिष्टोम ही है। उसी के ये विशेषण पद हैं। जैसा वाक्य में 
निर्देश है---'रथन्तरसामा सोम:, बृहत्सामा सोम:” ज्योतिष्टोम प्रसंग में इनका 
कथन विशेष प्रयोजन के लिए हुआ है। वहू प्रयोजन है--किस सामगानवाले 
ज्योतिष्टोम के अवसर पर कौन-सा ग्रह-संज्ञक पात्र सोमरस से प्रथम भरा जाय-- 
यह बताना । ग्रहपात्र में सोमरस भरने के प्राथम्य का निमित्त (लि७ज़) रथस्तर- 
सामगान और बृह॒त्सामगान हैं। जिस ज्योतिष्टोम में रथन्तरसाम गाया जाता 
है, मले ही वह माध्यन्दिस सवन में गाया जाय, उस ज्योतिष्टोम में ऐन्द्रवायव- 
ग्रहपात्र सबसे पहले सोमरस से भरा जाता है, यद्यपि उसके भरे जाने का समय 
प्रातः सबन है। याज्षिकों को यह मालूम रहता है कि माध्यन्दिन सवत में कौन- 
सा सामगान होना है, उसी के अनुसार प्रातः सबन में विशिष्ट देवतावाले ग्रहपात्र 
में सोमरस भरे जाने की प्राथमिकता निर्धारित होती है । सामगान कोई वस्तुसत्‌ 
पदार्थ तहीं है । क्रियाओं या भावनाओं में उनकी जानकारी के आधार पर कार्य- 
कारणभाव की कल्पना में कोई बाधा नहीं रहती | 

वस्तुसत्‌ पदार्थों के कार्यंका रणभाव में भी यह देखा जाता है। वर्षा कृषि का 
कारण है। भविष्यत्‌ में होनेवालीं वर्षा की सम्भावित जानकारी के आधार पर 
कृषक क्षिवपन आदि काये को पहले कर देता है। ऐसा ही प्रस्तुत प्रसंग में 
समझता चाहिए। 

आदि रथन्तरसामा सोगः स्थात्‌' वाक्य में यदि” पद की अविवक्षा कर शेष 
वाक्यांश को विधिवाक्य बताना सर्वेथा-अयुक्त है। वाक्य में लिड प्रयोग 'बदि' 


र६४ मीमांसा-दशंन 


के योग में है" । 'बदि' पद स्थिति की अनवक्लुप्तता -- असम्भावनामूलक अपूर्णता 
को बतलाता है। रथन्तरसामवाला ज्योतिष्टोम पूर्ण ज्योतिष्टोम नहीं है। ज्यो- 
तिष्टोम के विस्तुत क्षेत्र में से उसके एक अंश (रथस्तरसामवाले) को 'यदि' पद 
सीमित करता है। अनेक सामगानवाले ज्योतिष्ठोम में ऐन्द्रवायव-ग्रहग्रता तमी 
होगी, जब उसमें रथन्तर सामगान हो ; 'यदि' पद की अविवक्षा कर देने पर वाक्य 
का यह वास्तविक अर्थ अभिव्यक्त नहीं हों पाएगा। अतः वाक्य के आधार पर 
कर्मान्तर की कल्पना करना नितान्त निराधार है। फलस्वरूप ज्योतिष्टोम- 
प्रकरण में पठित होने तथा सन्दर्भ में 'सोम:' (--ज्योतिष्टोम:) का विशेषण 
होने से रथन्तरसाम और बृहत्साम ज्योतिष्टोम के अज्ज हैं, इन पदों से ज्यो- 
तिष्टोम का ही कथन होता है । अतः यह एक याग है, कर्मान्तर नहीं । 

जगत्साम के अतिरिक्त कर्म होने से, उसके साथ समानरूप में पठित रथन्तर- 
साम और बृह॒त्साम को भी अतिरिक्त कर्म मानता चाहिए,--यह कथन भी युक्त 
नहीं है, क्योंकि ज्योतिष्टोम के अद्भरूप होने में जगत्साम के असम्भव होने से वह 
कर्मान्तर हो सकता है। असम्भावना का कारण यही है कि प्रकृतियाग ज्यो- 
तिष्टोम में जगत्साम का साक्षात्‌ विधान नहीं है। ज्योतिष्टोम में जगत्साम के 
लिए समस्त सामवेद में कोई ऋक्‌ नहीं कही है। इसलिए प्रस्तुत प्रसंग में 'यदि 
जगत्सामा' वाक्य विक्ृृतिरूप कर्मान्‍्तर का विधायक है। यह स्वयं सूत्रकार ने 
आगे [१०।५।॥५८ | सूत्र में बताया है। इसलिए उसकी समानता रथन्तरसाम 
और वृह॒त्साम में नहीं कही जा सकती ॥२॥ (इति ग्रह|ग्रताया ज्योतिष्टोमाज़- 
साधिकरणम्‌--१) । 


(अवेष्टे: ऋत्वन्तरताधिकरणम्‌ -+२) 


आपस्तम्ब श्रौतसूत्र [ १८।८।१]| में पाठ है--“राजा स्वर्गंकामो* राजसूयेन 
यजेत ।/ स्वाराज्य (पूर्ण स्वतन्त्रक अथवा परतन्त्रता का अभाव) की कामनावाला 
राजा राजसूय से यजन करे। राजसूय यज्ञ का प्रारम्भ कर आगे राजसूय के 
अन्तर्गत अवेष्टि नामक कतिपय इष्टि इस प्रकार उल्लिखित हैं--आग्नेयमष्टा- 
कवालं निरवंपति, हिरण्यं दक्षिणा १; ऐन्द्रमेकादशकपालम्‌, ऋषभो दक्षिणा २; 
१. द्रष्टव्य -पाणिनि सूत्र [ ३३३॥१४७ ] पर वात्तिक 'जातु यदोलिछ विधाने 
यदायद्योरूपसंख्यानम्‌' अनवक्लृप्ति और अमर्ष अर्थ अनुवृत्त हैं। अव- 
क्लृप्ति--सम्भावना, सम्भाव्यता, उपयोगिता । असम्भाव्य एवं अनुपयोगी 
दूर हो जाता है, स्थिति के लिए उपयोगी रह जाता है,--इस अर्थ के परि- 
प्रेक्ष्य में 'यदि' पद स्थिति को सीमित करता है । 
२. 'स्वाराज्यकाम:' शाबरभाष्य। 


अथ द्वितीयाघ्याये तृतीय: पाद: रध्श 


वैडवदेव॑ चरुम्‌, पिशज्धभी पष्ठौही दक्षिणा ३; मेत्रावरुणीमामिक्षाम्‌, वशा 
दक्षिणा ४; बास्पत्यं चर्म, शितिपृष्ठो दक्षिणा ५। 

इस अवेष्टि नामक इष्टि में पांच याग हैं-- आग्नेय, ऐन्‍्द्र, वेदवदेव, मैत्रा- 
वरुण, बाहँ स्पत्म | इनकी पाँच ह॒जि और दक्षिणा पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। उन्हें इस प्रकार 
समभना चाहिए-- 


याग हवि दक्षिणा 

आग्नेय अष्टाकपाल पुरोडाश हिरण्य (सुवर्ण ) 

ऐन्द्र एकादशकपाल पुरोडाश ऋषभ (बेल) 

वेश्वदेव चर ललाई लिये भूरे रंग की पठोरी 
गाय, गोरी पहली ग्याभन गाय 

मैत्रावरुण आमिक्षा बल्चा [वन्ध्या गाय) 

बाहंस्पत्य चरू शितिपृष्ठ (? ) मोर, हंस अथवा 
रतनाल या मनाल नामक पक्षी 
जो ठण्डे पर्व तीय प्रदेशों में पाया 
जाता है। 


अवेष्टि के प्रसंग में आगे विधान है--'यदि ब्राह्मणो यजेत बाहूंस्पत्यं मध्ये 
निधाय आाहुतिमाहुति हुत्वा अभिघारयेत्‌, यदि राजन्य ऐन्द्रमू, यदि वैश्यों वेइब' 
देवम्‌' --यदि बाह्मण यजत करे, तो बाहू स्पत्य हृथि (चर) को मध्य में रखकर, 
अन्य हवियों की प्रत्येक आहुति देने के पश्चात्‌ उसका ( बा्स्पत्य चरु का ) 
आधारण करे; यदि राजन्य (क्षत्रिय) यजन करे, तो ऐन्द्र हवि को मध्य में 
रखकर, अन्य हवियों की आहति के पश्चात्‌ उसका आधघारण करे; यदि वेश्य 
मजन करे, तो वेइवदेव हवि को मध्य में रखकर, अन्य ह॒वियों की आहुति देने के 
परचात्‌ उसका आघारण करे।' 


१. वर्णे के जनुसार वेदि पर ह॒वियों के रखने का विशेष क्रम है-- 

ब्राह्मण हवि--.पूर्व ---आग्नेय, दक्षिण --ऐन्द्र, पश्चिम--वैश्वदेव, उत्तर-- 
मेत्रावरुण, मध्य--वाहंस्पत्य । 

राजन्य हृवि--पुव॑ं--आग्नेय, दक्षिण--वैश्वदेव, पर्चिचम--मैत्रावरुण, 
उत्तर--बाहँस्पत्य, मध्य--न्द्र । 

वेश्य हवि--पूर्व ->-आग्नेय, दक्षिण;-ऐन्द्र, पश्चिम--में त्रावरुण, उत्त र--- 

बाहँस्पत्य, मध्य----वैश्वदेव । 
वर्णानुसार जिस क्रम से वेदि पर हवि रबखी गई हैं, उसी क्रम से उनकी 
आहुतियाँ दी जाती हैं। 


२६६ मीमांसा-दर्शन 


इस प्रसंग में शिष्य जिज्ञासा करता है--क्या 'यदि ब्राह्मणो यजेत' इत्यादि 
वाक्य राजसूय याभ के अन्तर्गत ब्राह्मणादि वर्णों का निर्देश--तदनुसार ह॒वि- 
विश्ञेष को वेद के मध्य में रक्खे जाने रूप गुण के विधायक हैं ? अथवा ये अपूर्व- 
विधि हैं ? अर्थात्‌ राजसूय से असम्बद्ध स्वतन्त्र याग हैं ? 

प्रतीत होता है, गत अधिकरण में जिस प्रकार “यदि रथन्तरकामा स्तोम: 
स्थात्‌' इत्यादि वाक्‍्यों को ज्योतिष्टोम का अज्भ माना गया है, उसी प्रकार 
"यदि ब्राह्मणो यजेत' इत्यादि वाक्‍्यों को राजसूय का अछ्भु मानना चाहिए। 
राजसूय में ब्राह्मण आदि वर्णानुसार हविविशेष को वेदि के मध्य रक्ख्ते जाने रूप 
गुण का---ये वाक्य--विधान करते हैं । अतः गुणविधि होने से राजसूय के अज्भू 
हैं, अपूर्व विधि नहीं । आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया--- 


अवेष्टो यज्ञसंयोगात्‌ ऋतुप्रधानमुच्यते ॥३॥॥ 


[अवेष्टौ ] अवेष्टि नामक इष्टि में [यज्ञसंयोगात्‌ | राजा का यज्ञ ( राजसूय ) 
के साथ संयोग-सम्वन्ध अर्थात्‌ अधिकार होने से, “यदि ब्राह्मणों यजेत' इत्यादि 
वाक्यों में ब्राह्मण आदि का श्रवण इनके [कऋतुप्रधानम्‌ ] प्रधान-क्रतु अपुर्वंविधि 
होने को [ उच्यते | प्रकट करता है । 

अवेष्टिसंज्ञक इष्टि राजसूय ऋ्रतु का अज्भुभूत कर्म है। “राजा राजसूयेन 
यजेत” विधान के अनुसार राजसूय यज्ञ करने का केवल राजा को अधिकार है। 
इस वाक्य में 'राजन्‌” पद क्षत्रिय-वर्णविशेष का वाचक है। यद्यपि लोक में वह 
व्यक्ति भी राजा कहा जाता है, जो प्रजा का परिरक्षण व प्रशासन करता है, पर 
क्षत्रिय वर्ण का नहीं होता; ऐसे व्यक्ति को राजसूय यज्ञ करने का अधिकार नहीं 
माना गया । यदि क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति प्रजापालन अथवा प्रशासन न भी करता 
हो, उसे राजसूय यज्ञ करने का अधिकार स्वीकार किया गया है। इसलिए लोक 
में क्षत्रिय से अतिरिक्त वर्ण के व्यक्ति के लिए राजा शब्द का प्रयोग ने मित्तिक 
होने से औपचारिक है, गौण है। इस कारण “यदि ब्राह्मणो यजेत' इत्यादि वाक्यों 
से बोधित कर्म राजसूय याग में गुणविशेष का विधायक न होकर कर्मान्तर है, 
यह निश्चित होता है । इसके विपरीत यदि इन्हें गुणविधि माना जाय, तो ब्राह्मण 
आदि द्वारा अनुष्ठान किए जाने का विधान असंगत होगा, तथा राजसूय विधान 
के विरुद्ध भी । 

_../ “यदि ब्राह्मणो यजेत' इत्यादि वाक्यों में भी ब्राह्मण आदि पद वर्णविशेष के ही 
वाचक हैं । 'ब्रह्म जानाति ब्राह्मण: आदि के सदृश निर्वचन के आधार पर इनका 
अर्थ करना संगत न होगा, क्योंकि उस अवस्था में यह सब विधान ही निराधार 
हो जायगा। फलत: केवल क्षत्रिय द्वारा अनुष्ठेय राजसूय यज्ञ से इन कर्मों (यदि 


अथ ढ्वितीयाध्याये तृतीयः पाद: २६७ 


ब्राह्मणों यजेत' इत्यादि वाक्यवोधित) को भिस्त कर्म मानना उचित है ।! गत 
अधिकरण के वाक्‍्शों के साथ प्रस्तुत अधिकरण के विचारणीय वाक्यों की समा- 
नता--दोनों जगह के बाकयों में 'यदि' पद के प्रयोग के अतिरिवत अन्य कुछ नहीं 
है। उभयत्र 'यदि' पद का प्रयोग केवल औपपातिक है, ऊपरी बात है; सैद्धान्तिक 
चर्चा के लिए वह कोई सबल आधार नहीं है ॥३॥ (इति अवेष्टे: ऋत्वन्तरता5घि- 
करणम्‌--२)। 

तैत्तिरीय ब्राह्मण [११२] में पाठ है--'बसन्‍्ते ब्राह्मणोईम्निमादधीत, 
ग्रीष्मे राजन्य आदधीत, शरदि वैद्य आदधीत ।--वसन्‍्त ऋतु में ब्राह्मण अग्नि 
का आधान करे, ग्रीष्म में क्षत्रिय आधान करे, वैश्य शरद्‌ ऋतु में आधान करे । 
इन वाक्यों के विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है --क्या ये वाक्य ब्राह्मण आदि का 
अनुवाद करके अग्न्याधान के लिए वसन्‍्त आदि कालविशेष के विधायक हैः 
अथवा न्राह्मणादिकर्तुंक वसन्तादि कालविश्वेष-युक्त अग्न्याधात के विधायक 
हैं? 

वाक्यों से दोनों बातें प्राप्त होती हैं । जब ब्राह्मण आदि पदों के सहोच्चरित 
ऋतुवाचक पदों के साथ ब्राह्मणादि पदों के सम्बन्ध को महत्त्व दिया जाता है, 
तब ये वाक्य ब्राह्मणादि-निम्तित्त से कालविज्लेष के विधायक हैं, ऐसा ज्ञात होता 
है। परन्तु जब ब्राह्मण आदि पदों का 'आदघीत' क्रियापद के साथ सम्बन्ध को 
महत्त्व दिया जाता है, तो ये पद अग्च्याधात के विधायक हैं, ऐसा ज्ञात है। 

इनमें पहला पक्ष उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि पदों की यह स्थिति 
अविदित अर्थ का बोध कराती है। अग्नि का आधान तो, 'अग्निहोत्र जुहुयात्‌, 
दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत' इत्यादि वाक्यों से प्रथम प्राप्त है। अग्नि के बिना ये 
अनुष्ठान सम्पन्त नहीं किए जा सकते; इन अलुष्ठानों का विधात अग्नि की 
स्थापना का आपादक है। इसलिए अम्न्याघान अश्राष्त नहीं है। पर ब्राह्मणादि 
द्वारा कर्मानुष्ठान के लिए काल अविदित है, उसका विधान आवश्यक है। 

इसके अतिरिक्त यह भी बात है कि आधान अग्मि की प्राप्ति के लिए किया 
जाता है, पर यह आवश्यक नहीं कि अग्ति आधान से ही प्राप्त हो । उसकी 
प्राप्ति अन्य उपायों से सम्भव है। अन्य से माँगकर लाई जा सकती है। लोक में 
सह व्यवहार सर्वत्र देखा जाता है। यज्ञोपयोगी अन्य ब्रव्यों के समान अग्नि को 
क्रय करके प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए अच्ति-प्राप्ति के लिए आधान कोई 


१. अस्तुत प्रसंग में ब्राह्मण जादि व्यक्ति वही मात्रा गया है, जिसने ब्राह्मण वंश 
में जन्म लिया हो। नैमित्तिक ब्राह्मण आदि के लिये केवल एक निरदिष्ट 
कर्म को छोड़कर अन्य सब प्रकार के अनुष्ठानों का अधिकार अक्षुण्ण रहता 
है। 


र्‌ध्द मीमांसा-दर्शन 


अनिवायय साधन नहीं है। फलतः उक्त वाक्‍्यों को वसन्‍्तादि कालविशेष का 
विधायक मानना उपयुक्‍त होगा | आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा का समा- 
धान किया-- 


आधानेज्सवेशेषत्वात्‌ ॥४॥ 


[आधाने] आधान के विषय में पढ़े गए “सस्ते ब्राह्मणोअग्तमादधीत' 
आदि वाक्य अग्न्याधान के प्रतिपादक हैं। [असवंशेषत्वात्‌ | अग्न्याधान के-- 
सब कर्मों के प्रति शेष --अज्भ न होने से । 

सूत्र के हेतु पद का स्पष्ट अर्थ इस प्रकार समझना चाहिए--केवल इतना 
कहना कुछ अटपटा लगता है कि अग्नि अथवा अग्नि का आधान सब कर्मों का 
ज्षेष नहीं है। 'शेष' पद “अज्भू' अर्थ में प्रयुकत् होता है। अग्ति तो सब कर्मों का 
अज्भू है; क्योंकि उसके बिना कोई यागानुष्ठान सम्पन्न नहीं होता। तब उसे सब 
कर्मों का अज्भ न कहना, युक्‍त प्रतीत नहीं होता । इस हेतु पद का वास्तविक अर्थ 
है--एक अनुष्ठाता व्यक्ति के द्वारा आधान किए गए अग्नि में---अन्य अनुष्ठाता 
द्वारा अनुष्ठेय कर्म --नहीं किए जा सकते। प्रत्येक कर्मानुष्ठाता के लिए 
आवश्यक है कि वह स्वानुष्ठेय कर्मों के लिए स्वयं अग्नि का आधान करे। यह्‌ 
तथ्य उक्त वाक्‍्यों में आत्मनेपदी 'आदधीत' क्रियापद से अभिव्यक्त होता है। 
किसी क्रिया के अनुष्ठान का फल उस क्रिया के अनुष्ठाता को ही प्राप्त हो, तभी 
वह क्रियापद़ आत्मनेपद में प्रयुक्त हो सकता है। तात्पयं है, एक व्यक्ति के द्वारा 
किया गया अग्न्याधान उसी के अपने कर्मानुष्ठान के लिए होता है, अन्य के लिए 
नहीं। अतः अग्नि की प्राप्ति याचना अथवा क्रय आदि अन्य उपाय से करना 
सर्वथा अशास्त्रीय है। 

'वसन्ते ब्राह्मणोईग्निमादधीत' आदि वाक्यों का मुख्य तात्परय अग्नि के 
आधान में ही है। ये वाक्य ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए कालविशिष्ट 
अम्न्याधान का विधान करते हैं। 'अश्निहोत्रं जुहोति' आदि वाक्यों से अग्नि का 
सम्बन्ध तो ज्ञात होता है, पर उससे अग्नि के आधानरूप अर्थ की प्राप्ति नहीं 
होती । उसका विधान उक्त वाक्यों से किया गया है। अन्य उपायों से प्राप्त 
अग्नि में किया गया अनुष्ठान निष्फल है। फलतः अग्न्याधान के उक्त वाक्य 
विधायकवाक्य हैं, यह स्पष्ट होता है ॥४॥ (इति अम्न्याघानस्थ विघेयत्वाइईधि- 
करणम्‌--३) । 


(दाक्षायणादीनां गुणताइधिकरणम्‌--४) 
दर्श-पूर्णमास यागों का प्रकरण प्रारम्भ कर वैदिक वाड्सय में पाठ है-- 


अथ द्वितीयाध्याये तृतीय: पाद: २६६ 


“दाक्षायणयज्ञेन यजेत प्रजाकामः"; साकम्प्रस्थायीयेन* यजेत पशुकाम:, संक्रम- 
यज्ञेन यजेत अन्नाद्यकामः ।--प्रजा की कामनावाला व्यक्ति दाक्षायण यज्ञ से 
यजन करे, पशु की कामनावाला साकम्प्रस्थायीय से यजन करे, अन्नाद्य की 
कामनावाला संक्रम यज्ञ से यजन करे। इन वाकयों के विषय में शिष्य जिज्ञासा 
करता है--कक्‍्या ये वाक्य दर्श-पौर्णमास यागों में ही दाक्षायण आदि निमित्त से फल 
का निर्देश कर प्रकृत यागों के गुणविधि हैं? अथवा इन नामोंवाले ये कर्मान्तर 
हैं ? दं-पौर्णमास के प्रकरण में पठित होने पर भी भिन्‍य नाम तथा इसी प्रकार 
के अन्य कारणों से ये कर्मान्तर प्रतीत होते हैं। आचाये सूत्रकार ने अग्रिम कति- 
पय सूत्रों द्वारा झिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित किया-- 


अयनेषु चोदनान्तरं संज्ञोपबन्धात्‌ ॥५॥ 


[अयनेषु ] “अयन-संज्ञषक इन वाक्यों में [चोदनान्तरम्‌] भिन्‍न कर्म का 
विधान है, [संज्ञोपबन्धात्‌ ] संज्ञा-- विशिष्ट ताम से इनका निर्देश होने के 
कारण | तात्पय॑ है, दशश-पोर्णमास के प्रकरण में पठित होने पर भी “दाक्षायण' 
आदि नाम दर्श-पौर्ण मास के नहीं हैं, अत: ये कर्म दर्श-पौणणं मास से भिन्न हैं । 

सूत्रकार ने इन वाक्यों का निर्देश अयन” पद से किया है। प्रथम वाक्य 
'दाक्षायण' में 'अयन' पद आया है । एक वाक्य के 'अयन' पद-युकत होने से साथ 
में पठित अन्य वाक्यों को भी यह नाम दे दिया गया। लोक में ऐसा व्यवहार 
देखा जाता है। चार-पाँच व्यक्ति एकसाथ इकट्ठुं जा रहे हैं, उनमें से केवल एक 
ने छतरी लगा रक्‍्खोी है। समीप से देखनेवाले व्यक्ति उनके विषय में बोलते 
हैं--देखो, ये छतरीवाले जः रहे हैं। एक ही छतरी से--इकट्ठ साथ रहने के 
कारण सभी छतरीवाले कहे ज(ते हैं। इसी प्रकार एक नाम में 'अयन' पद आने 
से--साथ पठित--सभी वाक्य “अयन” नाम से कह दिए गए हैं। इसी कारण 
सूत्रकार ने सूत्र में 'अयनेषु ' बहुवचनान्त पद का प्रयोग किया है। दाक्षायण 
आदि नाम द्श-पौ्ण मास के न होने से स्पष्ट होता है, ये कर्म उनसे भिन्न 
हैं ॥५॥ 

कर्मान्तर होने में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


१. 'प्रजाकाभ:' के स्थान पर 'सुवर्ग काम:' पाठ है, तै० सं०, २।५।५॥ 
२. द्रष्टव्य--तै ० सं०, २।५॥४॥ शां० ब्रा०, ४६ में “'साकम्प्रस्थाय्य' पाठ 
उपलब्ध है । 


३०० मीमांसा-दर्शन 


अगुणाच्च' कर्मचोदना ॥६॥ 


[च] और [अगुणात्‌ | किसी गुण का निर्देश न होने से [कर्मचोदना | 
अपूर्ब कर्म के विधायक हैं, उक्त 'दाक्षायणयज्ञेन यजेत' आदि वाक्य । 

उक्त वाक्यों के साथ किसी ग्रुण का कथन नहीं किया गया। यदि इन्हें 
कर्मान्तर का विधायक व माना जाय, तो इनका उपदेक्ष अनर्थक होगा । यदि गुण 
की कल्पना किसी प्रकार की जाय, तो याग और गुण के सम्बन्ध को जानकर 
उसके अनुष्ठान का विधान माना जाय। पर गुणनिर्देश के अभाव में यहाँ याग- 
मात्र के अनुष्ठान का विधान ज्ञात होता है।॥६॥। 

उक्त वाक्यों को कर्मान्तर का विधायक मानने में सूत्रकार ने अन्य हेतु 
प्रस्तुत किया-- 


समाप्त च फले वाक्यम्‌ ॥७॥ 


[च] और [फले] प्रजा--सन्ततिरूप फल के निद्देश में | वाक्यम्‌ | 'दाक्षा- 
यण०' आदि वाक्य [समाप्तम्‌] समाप्त हो जाता है, पूरा हो जाता है; अतः 
उवत वाक्‍्यों को कर्मान्तर का विधायक मानना युक्त होगा । 

'दाक्षायणयज्ञेन यजेत प्रजाकाम:” वाक्य फल के निर्देश के साथ पूरा हो 
जाता है। फल किसी कर्म-विशेष का सम्भव है। आगे भी प्रत्येक वाक्य फल- 
निर्देश पर पूर्ण होता हैं। अतः प्रजा, पशु और अन्नाद्य-फलों के उपायरूप में यहाँ 
दाक्षायण' आदि कर्मविशेषों का विधान है, यह निश्चित होता है ॥७॥ 

इस लम्बी हेतुपूर्ण जिज्ञासा का समाधान सूत्रकार कतिपय अग्रिम सूत्रों से 
प्रस्तुत करता है-- 

विकारो व प्रकरणात्‌ ॥८॥ 


[वा] यह पद जिज्ञासा की निवृत्ति का सूचक है, अर्थात्‌ 'दाक्षायण' आदि 
वाक्य कर्मान्तर के विधायक नहीं, प्रत्युत [प्रकरणात्‌ | दर्शपौर्णमास प्रकरण में 
पठित होने से [विकार:| उसी का विकृतिरूप कर्म है, अर्थात्‌ उसी के गुणविशेष 
का विधायक है। 

दाक्षायण यज्ञ आदि प्रत्येक वाक्य दर्शपूर्णमास का विकार है, उसी के गुण- 


१. रामेश्वर सूरि विरचित सुबोधिनी व्याख्य। में 'अगुणा च' पाठ है। अर्थ में 
विशेष अन्तर नहीं। 'अगुण' पद हेतुरूप न रहकर 'कर्मंचोदना' का विशेषण 
बन जाता है। [कर्मचोदना] कर्म का विधायक वाक्य [अगुणा] गुण- 
रहित है। 


अथ द्वितीयाध्याये तृतीय: पाद: ३०१ 


विशेष का विधायक है । इतको गुणविधि मानने में प्रकरण का सामंजस्य भी बना 
रहता है ॥८॥॥ 
सूत्रकार ने उक्त वाक्यों को गुणविधि मानते में अन्य हेतु प्रस्तुत किया--- 


लिड्भदर्शनाच्च ॥६॥॥ 


[लिज्भदर्शनात्‌ | उक्त वाक्‍्यों के विकार होने में लिज्ज देखे जाने से [च] 
भी उक्त वाक्य दर्शपूर्णमास की गुणविधि हैं, कर्मान्तर नहीं । 

वैदिक बाइुमय में पाठ है--पजिशतं वर्षाणि दर्शपूर्णमासाभ्यां बजेत । यदि 
दाक्षायणयाजी स्थाद्‌, जथों अपि पज्चदक्शव वर्षाणि यजेत। अत्र ह्ोव सा सम्पद्‌ 
सम्पद्यते । दें हि पौ्णमास्पौँ यजेत द्वे अमावास्थे। अत्र होव खलु सा सम्पद्‌ 
भवति। 

“दर्शपौणं मास से तीस वर्ष यजन करे। यदि वह दाक्षायण यज्ञ करनेवाला हो, 
तो पन्द्रह वर्ष ही यजन करे । दाक्षायणयाजी पन्द्रह वर्ष के अनुष्ठान में ही उस 
सम्पदा को प्राप्त हो जाता है, जो तीस वर्ष में प्राप्त की जाती है; क्योंकि वह्‌ 
दो पौर्षमास प्रात:-सायं यजन करता है, और दो अमावास्या प्रातः-सायं ।' इस 
कथन का सामंजस्य उसी अवस्था में सम्भव है, जब दाक्षायण यज्ञ को द्ं-पौर्ण- 
माप्त का अंग माना जाय । दर्श-पौर्ण मास याग का जो अनुष्ठान तीस वर्ष में होता 
है, वह दाक्षायणयाजी का--प्रत्येक पूर्णमासी और अमावास्या में दो-दो याग 
करने से पन्‍्द्रह वर्ष में पूर्ण हो जाता है। यह्‌ कथन इस तथ्य को समभने में लिंग -- 
हेतु है कि दाक्षायण यज्ञ दर्श-पौणे मास से भिन्‍न कर्म नहीं है ॥६॥॥ 

इनके नाम-निर्धारण पर जो इन्हें कर्मान्तर बताया, सूत्रकार उसका 
समाधान करता है-- 

गुणात्‌ संज्ञोपबन्धः ॥१०॥ 

[पुणात्‌ ] गुण से [संज्ञोपवन्ध:] दाक्षाथण आदि संज्ञा बाँधी गई हैं। 
तात्पय है, गुणविशेष के आधार पर इन नामों का निर्धारण किया गया है। 

जिज्ञासा-प्रसंग में कहा गया था कि दाक्षायण आदि नाम दरे-पौणंमास के 
नहीं हैं, इसलिए इन्हें द्श-पौणंमास का अंग न मानकर कर्मान्तर मानना चाहिए, 
यह कथन ठीक नहीं है। दक्ष-पौर्णमास के वे नाम किस आधार पर हैं, यह्‌ 
समभिये 

इनमें पहला नाम दाक्षायण' है । यह 'दक्ष/ और 'अयन' इन दो पदों के मेल 
से बना है। दक्ष व्यव्तिविशेष का नाम है, अयच' का अर्थ गति या प्रवृत्ति है। 


१. द्रष्टव्य--श० ब्रा०, १११।२।१३॥ 


३०२ सीमांसा-दशन 


दक्ष व्यक्ति के द्वारा प्रवृत्त किये जाने के कारण इसका नाम दाक्षायण यज्ञ है। 

शांखायन ब्राह्मण [४४] के दर्श-पौ्ण मास प्रकरण में ऐसे कतिपय यज्ञों का 
वर्णन है। वहाँ ग्रन्थकार 'अथातो दाक्षायणयज्ञस्य' यह प्रारम्भ कर आगे कहता 
है--दक्षो ह व॑ पार्व तिरेतेन यज्ञेनेष्ट्वा सर्वान्‌ कामान्‌ आपतत्‌'--पर्वेत के अपत्य 
दक्ष ने इस यज्ञ से यजन करके सब अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त किया। इसी 
प्रकरण [४॥६-८ ] में सावंसेनि यज्ञ, शौनक यज्ञ, वासिष्ठ यज्ञ आदि कतिपय उन- 
उन ऋषियों एवं विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा किये गये यज्ञों का वर्णन' है। व्यक्ति- 
विशेष के अनुष्ठान द्वारा फल-निर्देशरूप गुण से संज्ञा का उपबन्ध है। यज्ञों के 
ये नाम उन व्यक्तिविशेषों के नामों पर आधारित हैं, जिन्होंने दर्श-पौर्णमास का 
अनुष्ठान कर अभीष्ट फल प्राप्त किया। प्रस्तुत प्रसंग में दर्श-पौर्णमणास उस नाम 
से व्यवह्ृत हुए। 

“साकम्प्रस्थायीय' अथवा 'साकंप्रस्थाय्य' यज्ञ का नाम भी ऐसे ही गुण- 
विशेष के आधार पर है । शांखायन ब्राह्मण [४।६] में पाठ है---/तद्यत्‌ साक॑ सं- 
प्रतिष्ठन्ते साक॑ संप्रयजन्ते साक॑ भक्षयन्ते, तस्मात्‌ साकंप्रस्थाय्य:'--जो व्यक्ति 
इसी अमावास्या, इसी पूर्णमासी-कर्म में साथ ही इस कर्म का अनुष्ठान करते हैं, 
साथ ही यजन करते हैं, साथ ही यज्ञशेष का भक्षण करते हैं, इसी कारण यह 
यज्ञ साकंप्रस्थाय्य है। इससे स्पष्ट होता है, इस प्रसंग में दर्श-पौ्णमास याग का 
ही यह नाम है। इसी प्रकार 'संक्रम' यज्ञ नाम भी सम्‌ -- समान क्रम --अनुष्ठान- 
रूप अर्थ के अनुसार समझना चाहिए। तात्पर्य है, दर्श-पौर्णमास का यह नाम 
समान रूप से इन कर्मों का अनुष्ठान गुण के आधार पर है। फलत: प्रस्तुत प्रसंग 
में ये सब नाम दर्श-पौ्णमास के हैं, जो याग-सम्बद्ध किसी गुणविशेष के कारण 
प्रसिद्ध हुए, जिस गुण का विधान उक्त वाक्यों द्वारा हुआ है । फलत: इस नाम को 
कोई भिन्‍न (>-दर्श-पौ्ण मास से अतिरिक्त ) कर्म नहीं हैं ॥| १०॥ 

कर्मान्तर होने में वाक्य की समाप्ति अर्थात्‌ निराकांक्ष होने का जो हेतु 
प्रस्तुत किया गया, सूजकार ने उसका समाधान किया-- 


समाप्तिरविशिष्टा ॥११॥ 


[समाप्ति:] फलनिर्देश पर वाक्य की समाप्ति--पूर्णता--निराकांक्षता, 
[भविशिष्टा ] समान है, कर्म फल-सम्बन्ध और गुणफल-सम्बन्ध दोनों में । 

तात्पयें है--फल का निर्देश होने पर वाक्य की पूर्णता दोनों अवस्थाओं में 
समान रहती है। चाहे कमंविधि का फलनिर्देश हो, चाहे गुणविधि का, इसमें 


१. द्रष्टव्य--पं० युधिष्ठिर मीमांसक-कृत---मीमांसा शाबर भाष्य का---हिन्दी 
विवरण | पृष्ठ ५५६। 


अथ द्वितीयाष्याये तृतीयः पादः ३े०्डे 


कोई भेद नहीं होता । जिन गुणविधि-वाक्‍्यों में किसी प्रकार का सन्देह नहीं है, 
जैसे---“दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌'--इन्द्रिय की कामनावाले का दि से होम 
करे | यहाँ दबिरूप ग्रुण से इन्द्रिय-फल का विधान है। ठीक इसी प्रकार 
“दाक्षायणयज्ञेन यजेत प्रजाकाम:' आदि वाक्य हैं। दाक्षायण यज्ञ में दश्षे-पुर्ण- 
मास की आवृत्तिरूप गुण का विधान है। यहाँ दर्श-पूर्णणास से अनुष्ठान करे, 
ऐसा न कहकर --प्रजा की कामनावाला आवृत्ति-यज्ञ का अनुष्ठान करे, ऐसा 
कहा है। यह आवृत्ति-गुण दर्श-पूर्णणास का ही है। अतः इस रूप में दाक्षायण- 
यज्ञ दर्श-पूर्णणास से भिन्‍न कर्म नहीं है। इसी प्रकार साकंप्रस्थाय्य में सह- 
प्रतिष्ठान आदि, तथा संत्रम यज्ञ में समान अनुष्ठान आदि गुण का विधान है। ये 
सब कर्मान्तर नहीं हैं ॥११॥ (इति दाक्षायणादीनां गुणताधिकरणम्‌--४) । 


(द्रव्यदेवतायुक्तानां यागान्तरताधिकरणम्‌--५) 


कतिपय ऐसे वचन उपलब्ध होते हैं, जो किसी कर्म-विशेष के प्रकरण में नहीं 
पढ़ें गये; उनसे विहित गुण आदि का सम्बन्ध भ्रकृतियाग के साथ होता है (द्र० 
३।६, अधि० १) । इसके अनुसार निम्नांकित कतिपय वाक्य हैं, जो किसी कमं- 
विशेष का विधान न करके पढ़े गये हैं--'वायव्यं ब्वेतमालभेत भूतिकामः [तै० 
सं० २।१।१]। ब्रह्म वर्चसकामः सौर्य चरुं निर्वपेत! [तै० सं० २३२]। 
भूति--कल्याण चाहनेवाला व्यक्ति वायु देवतावाले इब्वेत पश्लुका आलभन करे। 
अ्रह्वचेंस की कामनावाला व्यक्ति सूर्य देवतावाले चह का निर्बाप करे। 

इसी प्रकार दर्श-पुर्णमास प्रकरण में पढ़ा है--'ईषासमालभेत' ईपा को 
आलमन -- स्पर्श करे। तथा “चतुरो* मुष्टीन्निवंपति' चार मूद्ठी हवनीय द्रव्य का 
निर्वाप करता है। इन वाक्यों के विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है--क्या दर्श- 
पूर्णमास प्रकरण में अपठित आलम्भ और निर्वाप यथाक्रम दर्ष-पुर्णमास प्रकरण 
में पठित आलम्भ और निर्वाप के गुणविधि हैं ? अथवा दर्श-पूर्ण मास-प्रकतियाग 
की अपेक्षा नहीं रखते ? अर्थात्‌ वे भिन्‍न कर्म हैं ? तथा जब प्रकृति-निरपेक्ष भिन्‍न 
काम हैं, तब भी क्या जितना कहा है, उतने ही में कर्म पूरा हो जाता है ? अथवा 
ये यागवाले कम हैं ? 

प्रतीत होता है, प्रकरण में अपठित वाक्य 'बायब्यं इवेत॑' तथा 'सौय॑ चरू 
यथाक्रम प्रकरणपठित “ईषामालभेत' तथा “चतुरो मुष्टीन्‌' वाक्‍्यों के गुणविधि 


१. द्रष्टव्य--मंत्रा० सं०, २।२॥२॥ 

२. द्रष्टव्य--उत्तरामीषामालम्य जपति, आप० श्रौ० ११७७॥ भार० 
श्रौ० श१श्ाद्ा 

३. द्रष्टव्य--चतुरो मुष्टीन्‌ निरूष्य, आप० श्रौ० ११८२॥ 


रेड मीमांसा-दर्शन 


हैं। क्योंकि विधिवाक्य वे होते हैं, जो अविदित अर्थ का कथन करते हैं। प्रस्तुत 
प्रसंग में प्रकरणपढित वाक्‍्यों से आलम्भ और निर्वाप विदित हैं। शिष्य जिज्ञासा 
को पूर्वेपक्ष-रूप से आचार्य सूचकार ने सूचित किया--- 


संस्कारश्चाप्रकरणे:कर्म शब्दत्वात्‌ ॥१२॥ 


[अप्रकरणे ] प्रकरण में अपडित वचन [अकर्मझब्दत्वात्‌ | कर्मविधायक 
शब्द के वहाँ न होने से, वे वचन [संस्कार:] संस्कार कर्म |च| ही हैं; अर्थात्‌ 
किसी विधिकर्म में संस्कारविशेष के विधायक होने से गुणविधि हैं। 

दर्पूर्णमास के प्रकरण में अपठित 'वायत्यं श्वेत॑' तथा 'सौर्य चरुं' वाक्य 
विधिवाक्य नहीं हैं। आचार्यो ने बताथा--अज्ञातार्थबोधको विधि:' जो वाक्य 
अज्ञात अर्थ का बोघ कराता है, वह विधिवावय है । इन वाक्यों में कोई ऐसा 
विधायक पद नहीं है, जो इनके विधिवाक्य होने का साधक हो । उक्त वाक्यों में 
'आलमभेत' और “निवंपेत्‌' पद भी अज्ञात अर्थ के बोधक नहीं हैं । यह आलम्भ और 
निर्वाप अर्थ-प्रकरण में पठित 'ईषामालभत्ते' तथा 'चतुरों मुष्टीन्निबंपत्ति' वाकयों 
से ज्ञात हैं। अत: प्रकरण में अपठित उक्त वाक्य उसी का अनुवाद कर उनमें 
संस्कार-विशेष का विधान करते हैं । 

प्रकरणपठित “ईषामालभते' का अर्थ है-ईपघा का आलम्भ--स्पर्श करता 
है। पूर्वासिमुख खड़े द्रव्याहरण-शकट के अग्रभाग को ऊँचा (पिछले भाग के समान 
स्तर में) रखने के लिए जुए की सन्धि के समीप अग्रभाग में संयुक्त दो लम्बी 
स्निग्ध लकड़ियों या बाँसों की टेक का नाम ईषा' है, जितमें एक उत्तर और 
दूसरी दक्षिण को रहती है। प्रकरण में अपठित पहला वाक्य (वायब्यं बवेतं ) 
इस (ईषा-सम्बन्धी) आलम्भ-कर्म में ब्वेत गुण का तथा दूसरा (सौर्ष॑ रु) 
वाक्य इस (चतुरो मुष्टीन्तिवेपति) विर्वाप-कर्म में चरु का विधान करने के लिए 
हैं, इसलिए 'वायब्यं इवेतं' और 'सौय॑ चरुं' में अन्य आलम्भ और निर्वाप नहीं हैं । 
वे प्रकृतियाग दक्षे-्पौ्णंमास में विहित आलम्भ और निर्वाप की गुणविधि 
हैं ॥१२॥ 

प्रथम जिज्ञासा में दूसरा विकल्प है, जब प्रकरण में अपठित वाक्य-प्रकरणस्थ 
आलम्भ-निर्वाप कर्म की अपेक्षा न करते हुए---भिन्‍्न कर्म माने जाते हैं, तब भी 
क्या वाक्य से जितना कहा है--उतने ही में कम पूरा हो जाता है ? अथवा 
निदिष्ट देवता के उद्देदय से द्रव्य की आहुति भी उसमें दी जाती है ? इस विषय 
में सूत्रकार ने कहा--- 

बाजदुक्‍तं वा कर्मणः भ्रुतिमूलत्वात्‌ ॥१३॥ 


[वा ] सूत्र का 'वा' पद विकल्पान्तर का निर्देश करता हुआ पूर्वसू तोक्त अर्थ 


अथ ढ्वितीयाध्याये तृतीयः पादः ३०५ 


का बाघ करता है । [य्ावदुक्तम्‌ | वाक्य में जितना कहा है, उतना ही कत्तैव्य 
है। [कर्मण: ] कर्म के [श्ुतिमूलत्वात्‌ | श्रुतिमूलक होने से; श्रुति जितना कहती 
है, उतने ही में वह कर्म पूरा सम्पन्न हुआ समझना चाहिए। 

दर्शपूर्ण के प्रकरण में अपठित आलम्भ (वायब्यं स्वेत्रमालभेत भूत्रिकाम:) 
तथा निर्वाप (सौर्य चहं निववेपेद्‌ ब्रह्मवचंसकामः) प्रकरणपठित आलम्भ 
(ईपामालभते) , तथा निर्वाप [चतुरो मुष्टीन्‌ निबंपति) के अनुवाद नहीं हैं। 
प्रकरणपठित इन आलम्भ तथा निर्वापसे वे आलम्भ-निर्वाप भिन्‍न हैं; इस 
प्रकरण से उनका कोई राम्बन्ध नहीं। 

कतिपय कर्म ऐसे होते हैं, जिनमें--जितना विधान किया है, उत्तना ही 
कर्तव्य कर्म होता है, इनमें प्रकृतियाग से धर्मों का अतिदेश्ञ नहीं होता । उसी के 
समान 'वायव्यं इबेतमालभेत भूतिकाम:' वाक्य से विहित कर्म, पशु के आलम्भ- 
पर्यन्त ही है। इसी प्रकार 'सोर्य चर निर्वपेद्‌ ब्रह्मवचंसकाम:' वाक्य से विहित 
कर्म ब्रीही के निर्वाप तक पूरा हो जाता है। तात्पय है, इन हृविद्वव्यों से याग 
नहीं होता। यह द्वितीय जिज्ञासा का प्रथम अंछ है। हितीय अंश का तात्पये है-- 
'वायब्यं इवेत॑ वाक्य में बवेत पद्चु का वायु देवता के साथ, और 'सौर्य॑ चरं' वाक्य 
में चरु द्रव्य का सूर्य देवता के साथ सम्बन्ध जाना जाता है। इसलिए जब तक 
इन द्रव्यों से वायु और सूर्य देवता के लिए याग >-द्रव्य-त्याग नहीं करेंगे, तब 
तक द्रव्य-देवता का सम्बन्ध उपपन्न नहीं होगा। अतः प्रतीयमान द्रव्य-देवता 
सम्बन्ध की उपपत्ति के लिए याग आवश्यक है। इस प्रकार द्वितीय जिज्ञासा का 
रूप होता है--यदि प्रकरण में अपठित वाक्य भिन्‍न कर्म हैं, तो क्या जितना 
विधान उनसे किया गया उतना ही वह कम है ? अर्थात्‌ उतने ही में वह पूर्ण हो 
जाता है ? अथवा वहाँ कहे गये द्रव्य से याग भी किया जाता है ? इस जिज्ञासा 
का समाधान सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र से किया -जितना वाक्य से कहा गया, 
उतना ही वह कर्म कर्तव्य है; क्योंकि कर्म का स्वरूप श्रूति के अनुसार जाना 
जाता है। इसलिए प्रकरण में अपठित वाक्य, प्रकरणपठित बाक्यों के अनुवादक 
न होकर स्वतन्त्र कर्म हैं, और वे उतने ही हैं, जितने बावयों हारा कहे गए। वहाँ 
कहे गए द्रव्यों से याग नहीं होता । 

यदि 'वायब्यं बवेत॑ और 'सौय॑ चरूँ को अपुरवंविधि न मानकर दर्शपूर्ण मास- 
स्थित आलम्भ-निर्वाप का अनुवादक माना जाता है, तो वाक्यभेद होता है। 
प्रथम प्रकरण में अपठित वाक्य प्रकरणपठित आलम्भ-निर्वाप को लक्षित करेंगे। 
फिर आलम्भ में श्वेतगुण और निर्वाप में चरु द्रव्य का विधान करेंगे। अनन्तर 
आयम्भ में भूति के लिए वायुदेवता और निर्वाप में ब्रह्मवर्चस के लिए सूर्य 
देवता को प्रस्तुत करेंगे । इस प्रकार का वाक्यभेद श्ञास्त्र में दोषावह माना जाता 
है। अत: दर्शापूर्णणास प्रकरण में अपठित आलम्भ-निर्वाप को अपूर्वविधि मानना 


३०६ मीमांसा-दर्शन 


युक्त होगा । 

यदि बाक्यभेद की उपेक्षा की जाय, तो भी उन वाक्‍्यों को अनुवाद नहीं 
माना जा सकता | 'आलभेत' और “नि्वपेत्‌' पद यदि दर्शपूर्णमासस्थित आलम्भ- 
निर्वाप को लक्षित करते हैं, तो विधायक नहीं हो सकते । एक ही पद लक्षण और 
विधान दोनों को नहीं कह सकता । एक पद एक अर्थ को कहकर चरितार्थ हो 
जाता है; अन्य अथ के कहने में वह असमथे रहता है। यदि धात्वथें--आलम्भ- 
जिर्वाप को अनुवाद मानें, और “लिड? प्रत्यय को विधायक मानें, तो 'जो आलम्भ 
करना है, वह इस (श्वेत) गुणवाला किया जाय' ऐसा कहने पर दर्श-पूर्ण मासस्थ 
आलम्भ लक्षित नहीं होगा, क्योंकि प्रथम कहा जा चुका है--आलम्भ उससे 
अतिरिक्त लौकिक भी है। प्रत्यवार्थ (5+आलम्भ: कत्तंव्यः] के अनूद्यमान 
होने पर दर्शपूर्णणासस्थ आलम्म अनूदित हो सकेगा; क्योंकि [ईषामालभेत- 
बचनानुसार | कत्तंव्यरूप से वही ज्ञात है; लौकिक आलम्भ ज्ञात नहीं है । इस 
कारण दावंपूर्ण णासस्थ आलम्भ और निर्वाप का अनुवाद हैं--भ्रकरण में अपठित 
आलम्भ और निर्वाप, यह उपपन्न नहीं होता। इसलिए वहाँ जितना कहा है 
[--य्ावदुकतम्‌ | आलम्भमात्र और निर्वापमात्र, उतना ही अपूर्वविधि समभना 
चाहिए। वही श्रुतिमूलक है। फ़लत: दर्शपुर्णमास प्रकरण में अपठित आलम्भ 
और निर्वाप कर्मान्तर हैं ॥१३॥ 

पूर्वंपक्षरूप से प्रस्तुत उभयविध-विकल्प की जिज्ञासा का सूजकार समाघान 
करता है-- 


यजतित्तु द्रव्यफलभोक्तुसंयोगादेतेषां कर्मसम्बन्धात्‌ ॥१४॥ 


[तु] यह पद पूर्वपक्ष के निराकरण का द्योतक है। तात्पये है--दर्शपूर्णमास 
प्रकरण में अपठित आलम्भ और निर्वाप यावदुक्‍त कम नहीं हैं, प्रत्युत [यजति: ] 
याग हैं, [द्रव्यफल-भोकतृसंयोगात्‌ | द्रव्य (--इवेतपशु, चरु) फल (--भूति, 
ब्रह्मवचंस ), भोकक्‍्ता (-भूतिकाम, ब्रह्मवर्चसकाम) का संयोग होने से [ एतेषाम्‌ ] 
इन द्रव्य, फल और भोक्ता के [कमंसम्बन्धात्‌ ] याग-कर्म के साथ सम्बन्ध होने 
से। 

गत सूत्र में जो यह कहा गया कि “वायब्यं ब्वेतमालभेत भूतिकामः तथा 
'सौर्य चरुं निर्वपेद्‌ ब्रह्मवचेंसकाम:” वाक्य प्रकरणपठित आलस्भ (ईयामालभते) 
तथा निर्वाप (चतुरों मुष्टीन्निबंपति) के गुणविधि नहीं हैं---यह सर्वथा युक्त 
है। परन्तु साथ ही जो यह कहा गया कि ये वाक्य थावदुक्त हैं, अर्थात्‌ आलम्भ- 
मात्र और निर्वाषमात्र का विधान करते हैं, द्रव्ययाग का विधान नहीं करते,--- 
यह कथन युवत नहीं है। सूत्रकार कहता है, ये याग हैं; द्व्य-त्यागपुर्वंक आहुत्ति 
दिए जाने का ये विधान करते हैं । 


अथ ह्वितीयाध्याये तृतीय: पादः है०छ 


कारण यह है कि इन वाक्यों में द्रव्य, देवता, फल, मोक्‍्ता का निर्देश है। ये 
सब इन आलम्म-निर्वाप के पूर्ण याग होने के प्रयोजक हैं । यद्यपि मूत्र में 'देवता' 
पद का उल्लेख नहीं, पर याग के स्वरूप में द्रव्य-देबता का नियत सम्बन्ध माना 
जाता है, इसलिए सूत्र में 'द्रव्य' पद के निर्देश से देवता का भी ग्रहण समझना 
चाहिए। फलत: द्रव्य, देवता, यागानुष्ठान का फल और अनुष्ठाता का उक्त 
वाक्यों में स्पष्ट निर्देश होने से ये याग के विधायक हैं, आलम्भमात्र एवं निर्वाप- 
मात्र के नहीं। 

आलम्भ-वाक्य में वायु देवता का, ड्वेत पशु द्रव्य का, भूति फल का और 
“आलमभेत' पद से यागानुष्ठाता पुरुष के प्रयत्न का स्पष्ट निर्देश है। इसी-प्कार 
निवर्षि-वावय में सूर्य देवता, चर द्रव्य, त्रह्मवचेस फल, एवं “निर्वपेत्‌' पद से अनु- 
ष्ठाता पुरुष के प्रयत्न का स्पष्ट उल्लेख है। ये याग के प्रयोजक होने से उक्त 
वाक्य कर्मान्तर के विधायक हैं, यह्‌ निश्चित होता है। ४” 

इन वाक्यों में द्रव्य, देवता अथवा गुण के आधार पर वाक्यभेद की आशंका 
करना निराधार होगा, क्योंकि इन वाक्यों में प्रत्येक पद एक-दूसरे के प्रति 
आकांक्षा रखता है। वाक्य के पूरे अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए किसी पद में 
ओऔदासीन्य दिखाई नहीं देता, श्रत्येक पद अहमहमिकया अर्थाभिव्यक्ति के लिए 
दौड़ता-सा दिखाई दे रहा है। भूति की कामनावाला पुरुष वायुदेवतासम्बद्ध 
इवेत पशु का आलमभन करे, यह पूरा एक अर्थ वाक्य से अभिव्यक्त होता है। 
इसी प्रकार निर्वाप-वाक्य में समकना चाहिए । ब्रह्मद्चंस फल की कामनावाला 
पुरुष सूर्यदेवतासम्बद्ध चर द्रव्य का निर्वाफ करे, यह एक अर्थ अभिव्यक्त होता 
है। इस प्रकार इन वाक्‍्यों की अपने-आप में एकार्थेता स्पष्ट है। देवता के लिए 
द्रव्य का संकल्प याग के बिना उपपन्न नहीं होता, यह व्यवस्था निश्चायक है कि 
प्रस्तुत आलम्म और निर्वाप यागरूप कर्म हैं ॥१४॥ 

इसी विषय में सूत्रकार अन्य हेतु प्रस्तुत करता है--- 


लिज्भद्शनाच्च ॥१५॥ 


[लिज्धदशंनात्‌ ] उक्त अर्थ के उपपादन में अन्य प्रयोजक हेतु के देखे जाने 
से [च] भी, प्रकृत आलम्म-निर्वाप-वाक्यों में कथित विधि यागरूप हैं, ऐसा 
जाना जाता है। 

अन्य प्रयोजक हेतु से भी यह जाना जाता है कि 'वायव्यं इवेतम्‌” और 'सौर्य॑ 
चहं” वाक्यों में 'आलभेत' तथा “निर्वेपेत्‌' पद-विहित आलम्भ और निर्वाप याग- 
रूप कर्म हैं। तेत्तिरीय संहिता [२।२।१० ] में पाठ है--सोमारीौद्र चरुं निवंपेत्‌' 
--सोम और रुद्र देवतावाले चरु का निर्वाप करे। आगे पाठ है--.'परिश्रिते 
याजयति'--चारों ओर से घिरी वेदि में याग कराता है । यह परिश्रयण है। इस 


श्ण्द मीमांसा-दर्दान: 


इस पद का अथे है---चारों ओर से घिराव होना। तदनुसार इस परिश्रयण 
घिरावरूप विधि--के वाक्य में 'यजति” पद से विधिकथन का सामज्जस्य तभी 
हो सकता है, जब इसे यागरूप कर्म माना जाय। यदि इन्हें प्रकृतियाग 
में गुण का विधायक अथवा यावरदुक्‍त कम माना जाता है, तो 'यजति' पद 
से उसका पुनः कथन उपपन्‍्न नहीं होता; क्योंकि इन दोनों पक्षों से याग होगा ही 
नहीं । तब “यजतति' पद का प्रयोग क्‍या प्रमादपाठ ही कहा जायगा ? अतः यह 
निश्चित जाना जाता है--'आलभेत' और 'निर्बपेत्‌' पद-घटित कर्म यागरूप हैं; 
गुणविधि या यावदुक्त कर्म नहीं ॥॥१४॥ (इति द्रव्यदेवतायुक्तानां यागान्तरता- 
5घिकरणम्‌--५) । 


(वत्सालम्भादीनां संस्कारताइघिकरणम्‌--६ ) 


सैत्रायणी संहिता [ १४॥६] के अग्निहोत्र प्रकरणान्तर्गत गोदीहन-अ्रसंग में 
वाक्य है--'वत्समालभते, वत्सनिकान्ता हिं पश्व:'--बछड़े का स्पर्श करता है, 
निश्चय ही पश्चु वत्सप्रिय होते हैं। शिष्य जिज्ञासा करता है--यह वत्सालस्म गत 
प्रकरण के समान क्या य/गरूप है ? अथवा संस्कारमात्र है? आचार्य सूत्रकार ने 
समाधान किया--- 

विशये प्रायद्शनात्‌ ॥१६७ 

[विशये | --अग्निहोत्र-प्रसंग में श्रुत 'वत्समालभते' यह आलम्भ, 'वायव्यं 
इवेतमालभेत' के समान यागरूप है. यः संस्कारकर्म है, यह--संशय होने पर, 
समाधान किया-- [ श्रायदर्शनात्‌ | गोदोहन आदि संस्कारप्राय कर्मों के मध्य 
'वत्समालभते' का दर्शन पाठ होने से यह संस्कारकर्म है। तात्ययं है--इस 
अवसर पर वत्स का स्पशं मात्र संस्कार अभीष्ट है । 

यागकर्म में देवता का निर्देश आवश्यक है। प्रस्तुत प्रसंग में देवता का श्रवण 
न होने से यह यागकर्म नहीं। इसका (वत्सालम्भ का) फल भी दृष्ट है। याग का 
फल अदृष्ट मानाजाता है। अतः यह आलम्भ यागकर्म नहीं है; वत्स का संस्कार- 
मात्र है। गाय पशुओं को बछड़ा (या बछड़ी) बहुत प्यारे होते हैं। गोदोहन के 
समय बछड़े को खूंटे से खोलकर उसपर प्यार से हाथ फेरता हुआ गाय के नीचे: 
थनों में लगाये । उस समय गाय गर्दन टेढ़ी करके बछड़े के पिछले हिस्से को बरा- 
बर चाटती रहती है। पुरुष को भी उसके पास बैठकर बछड़े पर प्यार से हाथ 
फेरते रहना चाहिए। इससे गाय जल्दी दूध उतारती है। जब गाय पसवा जाती 
है, और गोदोहन-कार्य प्रारम्भ होने को है, तब बछड़े को गाय के आगे बाँध दिया 
जाय, जिससे गाय उसे प्यार से चाटती रहे । यदि पुरुष पकड़कर बैठता है, तो वह 
भी प्यार से बछड़े पर हाथ फेरता रहे। इससे गाय प्रसन्न रहती है, गोदोहन 


अथ द्वितीयाध्याये तृ तीय: पाद: ३०६ 


निर्बाध चलता रहता है | वत्स का यह आलभन उसका स्पशंरूप संस्कार है। इस 
क्रिया से बछड़ा गाय का दूध उतारने में सहायक होता है ॥।१६॥ 
इसी अर्थ की पुष्टि के लिए सूतकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


अर्थंवादोपपत्तेश्च ॥१७॥ 


[अर्थवादोपपत्ते:| अर्थवाद की उपपत्ति--समज्जसता से [च] भी, 
“वत्समालभते” वाक्यपठित आलभति ज़्िया स्प््न॑रूप संस्कारमात्र है, यह्‌ निदिचत 
होता है। 

जहाँ 'वत्तमालभते' कहा है उसी के साथ “वत्सनिकान्ता हि पशव:' यह अर्थवाद- 
वाक्य पठित है। प्राय: सभी पशु वत्सप्रिय होते हैं। वत्सप्रिय होने में गाय सबसे 
अधिक है। भेंस आदि का बच्चा मर जाय, तो साधारण उपाय से दूध निकाला 
जा सकता है। पुरुष आदि व्यक्ति के द्वारा भी मेंस सरलता से पसवा जाती है, 
पर गाय नहीं । ऐसा देखा जाता है कि गाय का बछड़ा भर जाने पर उसे पसवाने 
के लिए बछड़े की खाल में अन्य भुस आदि पदार्थ भरकर बछड़े की तरह उसे गाय 
के पास खड़ा कर दिया जाता है, उसे ही वह चाटती रहती है । इस अथेवाद का 
सामज्जस्य उसी अवस्था में उपपनन होता है, जब 'आलभति' क्रिया का अर्थ 
स्पर्शमात्र संस्कार किया जाता है। वत्स का आलभन--मारना, अर्थवाद की 
भावना से नितान्‍्त विपरीत है । इसलिए भी यहाँ आलम्भ--स्पशं मात्र संस्कार 
है, यह निद्िचत होता है ॥१७॥ (इति बत्सालम्भादीनां संस्कारताउंथि- 
करणम्‌--६) । 


(नेवारचरोराधानार्थताइधिकरणम्‌--७ ) 


पण्चम अधिकरण में 'आलभेत' और 'निवंपेत्‌” की यागरूपता सिद्ध की है। 
छठा अधिकरण उसका अपवाद है, जिसमें 'वत्समालभते' वाक्यगत आलम्भ का 
स्पशंमात्र संस्कार सिद्ध किया गया है। तैत्तिरीय संहिता [५॥६।२] के अग्नि- 
चयन प्रकरण में पाठ है, 'एतत्‌ खलु वे साक्षादन्नं यदेष चरु:, यदेत॑ चरुमुपदधाति' 
इसी प्रसंग में आगे “'''मध्यत उपदधाति' ', बाहँस्‍्पत्यो भवति'--यह साक्षात्‌ 
अन्न है, जो यह चरु है, इस चर का उपधान करतां है,'*“मध्य में उपधात 
करता है," 'यह चरु बृहस्पति देवतावाला है । 

इस प्रसंग को लक्ष्य कर शिष्य जिज्ञासा करता है---क्या यह नीवार धान्य से 
तैयार किया गया चरु याग के लिए है और याग से बचे चरु का उपधान बताता 
है ? अथवा चरु के उपधानरूप संस्कार॒मात्र का विधायक है ? प्रतीत होता है-- 
याग के लिए चह का विधान है और अवशिष्ट के उपधान का कथन है, क्योंकि 
चरु की यागार्थता सर्वत्र प्रसिद्ध है। किसी कर्म की यागरूपत के लिए द्रव्य और 


३१० मीमांसा-दर्शन 


देवता का निर्देश आवश्यक होता है। यहाँ प्रसंग के अन्त में अर्थवादरूप से 
बृहस्पति देवता का निर्देश है। अतः चर द्रव्य और बृहस्पति देवता दोनों की 
उपस्थिति से -यह चर यागार्थ है, अवशिष्ट चरु का उपधान कर दिया जाता 
है । इससे दोनों (याग और उपधान) का सामज्जस्य हो जाता है; यह समभना 
चाहिए। 

सूत्रकार आचाये ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


संयुक्तस्त्वर्थशब्देन तदर्थ: श्रुतिसंयोगात्‌ ॥१८॥ 


[ठु] पद चरू की यागार्यता के निवारण के लिए है; “चरुमुपदधाति' वाक्य 
याग के लिए चह का विधान नहीं करता। [अर्थशब्देन ] “उपदधाति' क्रिया के 
अर्थ उपधान से [ संयुक्त: ] संयुक्त है, सम्बद्ध है चर पद; अतः [तदर्थ:] उपधान 
के लिए है चरु; [श्रुतिसंयोगात्‌ | श्रुति “उपदधाति' के साथ साक्षात्‌ सम्बद्ध होने 
से चरु केवल उपधान के लिए जाना जाता है । 

“उपधान' का अर्थ है---रखना । अग्निचयन के लिए इष्टका रखी जाती 
हैं, उन्हीं पर अग्निचयन होता है । नीवार जंगली धान्य है, इसे भाषा में नेर या 
कोदों भी कहते हैं। कोदों 'कदन्न” का अपश्रंश प्रतीत होता है। जंगल में---अथवा 
खेतों में बिना बोये--उत्पन्न हुए कई प्रकार के धान्‍्य “कदन्न' में गिने जाते हैं, 
उनमें एक तीवार है । इस प्रकार के अन्नों को अनेकत्र साहित्य में 'मुनियों का 
अन्‍्न' कहा गया है । नीवार से तैयार किया गया चरु अग्निचयन-इष्टकाओं के 
मध्य रक्‍्खा जाता है-'मध्यत उपदधाति” । यह चर का संस्कारमात्र है। “चरुमुप- 
द्धाति' वाक्य में चर का सम्बन्ध सीधा उपधान के साथ है। यहाँ 'यजति” का 
श्रवण नहीं है। उसकी कल्पना करना भी निराधार होगा; क्योंकि इससे साक्षात्‌ 
“चरुमुपदघाति' श्रुतिबोधित अर्थ की बाधा प्रसक्त होगी । अतः साक्षात्‌ श्रुति के 
साम्मुख्य में कल्पना हेय होगी । 

चरु की यागार्थता के लिए बृहस्पति देवता का चरु से सम्बन्ध बताना भी 
ग्राह्म नहीं है । संहिता में वह कथन केवल अर्थवाद है, चरु की प्रशंसा के लिए। 
वहाँ याग-निमित्त से द्रव्य-देवता के सम्बन्ध का कोई संकेत नहीं है। इस सब 
विवेचन के फलस्वरूप निश्चित होता है, उक्त वावय चरु के उपधानमात्र संस्कार 
का विधायक है; चरु की यागार्थता का विधान नहीं करता। फलतः छठा और 
सातवाँ अधिकरण पञ्चम अधिकरण के अपवाद हैं, यह समकना चाहिए ॥१८॥ 
(इति नैवारचरोराघानार्थताईघिकरणम्‌--७) । 


अथ द्वितीयाध्याये तृतीय: पादः ३११ 


(त्वाष्ट्रपात्तीवतस्य पर्यग्निकरणगुणकत्वाउधिरणम्‌--८) 


पात्नीवत' कर्मविशेष का नाम है। तैत्तिरीय संहिता [६।६।२,६] में इसका 
विवरण उपलब्ध होता है। उस प्रसंग में इस आशय का लेख है--'त्वाष्टूं 
पर्य ग्निकृतं पात्नी वत मुत्सृजन्ति' पर्यंग्निकरण संस्कार किए गये त्वष्टा देवतावाले 
पश्नु को छोड़ते हैं। इस विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है--क्या त्वष्टा देवता- 
वाले पयंग्निकृत पशु के उत्सगगं का यह विधान है ? अथवा त्वाष्ट्र पशुयाग से यह 
पास्नीवत-कर्म भिन्‍न याग है ? 

सन्देह का कारण त्वाष्ट्र पशु के दो विशेषण हैं--“पर्य ग्तिकृतम्‌” और 'पात्नी- 
बतम्‌” । जब 'उत्सुजन्ति' क्रियापद से 'पर्यग्निकृतम्‌! पद सीधा सम्बद्ध किया जाय, 
तो यहाँ पश्नु के उत्सगं का विधान होगा। जब 'पात्नीवतम्‌' पद क्रियापद से सीधा 
सम्बद्ध होता है, तब त्वाष्ट्र पशुयाग से--यह पात्नीवत कर्म--भिन्‍न याग है, ऐसा 
जाना जाता है। उस कर्म के अनन्तर उत्सग होगा। 
१. पात्वीवत कर्म के विषय में आचार्यों के मतभेद का उल्लेख करते हुए 
मीमांसाशास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान्‌ पं० युधिष्ठिर मीमांसक ने जो महत्त्वपूर्ण 
[पृ० ५७३-७४] टिप्पणी लिखी है, यह कर्म के वास्तविक स्वरूप को सम- 
भने के लिए आवश्यक होने से अविकल उद्धृत है-- 

#“आचार्यों के सतभेद का मुल--ते ० सं० ६।६।६ के “इन्द्र: पत्निया 
मनुमयाजयत्‌, तां पर्यग्निकृतामुदसूजत्‌' ( -- इन्द्र ने मनु को पत्नी से याग 
कराया, उस पत्नी को पर्यग्विकरण के पश्चात्‌ छोड़ दिया )-इस परकृतिरूप 
अर्थवाद में निहित है। इसमें पत्नी का सम्बन्ध होने से यह कर्म पात्नीवत 
हुआ । इसी के स्थान में त्वाष्ट्र पशु के आलभन का विधान होने से तत्स्था- 
तीय त्वाष्ट्र पश्चालम्भ कर्म भी पात्नीवत नाम से जाना जाता है। पत्नी से 
बाग करने पर उसे जिस यूप से सम्बद्ध किया (+-पास में बैठाया) उस यूप 
का नाम भी पात्नीवत हुआ। त्वाष्ट्र प्कु के पत्नीस्थानीय होने से त्वाष्ट्र 
पश्ु भी पात्नीवत नाम से व्यवहृत हुआ । यतः मनु की पत्नी का परयग्निकरण 
के पश्चात्‌ उत्सर्ग किया गया, अतः तत्स्थानी त्वाष्ट्र पश्चु का भी उत्समं 
होता है। तै० सं० निदिष्ट वचन अर्थवाद है। अर्थवादानां स्वार्थे प्रामाष्यं 
ज्रास्ति (अर्थवाद-बचनों का स्वार्थ में प्रामाण्य नहीं होता है) -इस मीमांसक 
सिद्धान्त से---इन्द्र ने मनु को उसकी पत्नी से याग कराया था--मह्‌ प्रतीय- 
मान अर्थ प्रमाणभूत तहीं है। इसका तात्पय॑ यह है कि--- 

वेवस्वत मनु इस पृथिवी का प्रथम शासक हुआ था। राजा पृथिवी 
का पालक होने से पृथिवीपति कहाता है और पृथिवी राजा की पालिका 


३१२ मीमांसा-दर्शन 


प्रतीत होता है, पात्गीवत कर्म त्वाष्ट्र पश्ुभाग से भिन्‍न हैं, वर्योकि त्वाष्ट्र 
पशु के दो विशेषणों--पर्य ग्निकृृतं! और 'पात्नीवत॑' का सामज्जस्थ भिन्‍न 
कम मातने पर सम्भव है। विहित कमनुष्ठान के अनन्तर उत्सर्जन हो 
यदि उत्सर्ग का विवान मानकर उत्सर्जत कर दिया जाय, तो 'पात्नीवत' विश्े- 
घण निष्फल---व्यर्थ रह जाता है। इसलिए परयंग्निकृत त्वाष्ट्र पशु के पात्नीवत 
होने का यहू विधान है। बही याग है। आचार्य मूचकार ने जिज्ञासा का समाघान 
किया-- 


याग कराया--इसका तात्पर्य है--इन्द्र नेमनु को पृथिवीरूप पत्नी से 
संगत किया-- मनु को राज्याधिकार दिया।' मनु की पुत्री का ताम इत्छा 
था। इत्ठा पृथिवी का नाम भी है। मनु ने प्रजा की समृद्धि के लिए रत्नगर्भा 
पुथिवी का दोहन किया। अतः इत्धा5- पुथिवी उसकी दुहिता हुई। परन्तु 
आवश्यक दोहन के पश्चात्‌ उसे छोड़ दिया, जिससे वह रिक्त हुईं पुनः 
समृद्ध हो जावे । प्राचीन राजा लोग पृथिवी से धनधान्य वा रत्नादि की 
प्राष्ति के लिए उतना ही दोहन करते थे, जिससे उसको क्षति न पहुँचे ।” 

प्ुयागों के वास्तविक स्वरूप को समभने के लिए मीमांसक महोदय 
का विचार बड़ा उत्तेजक है। पृथिवी का दोहन करनेवाला सर्वाधिक 
मानव-समुदाय क्रषिजीवी-वर्ग है। मानव-जीवन के निर्वाह के लिए 
सर्वोच्च और सर्वाधिक साधन-सामग्री कृषिजन्य उपज है। इसमें भी 
उत्खनन अपेक्षित है, पर ऊपरी । कृषि की निर्बाध पूर्णंता के लिए गहरा 
उत्खनन आवश्यक हुआ; लोहे के बिना कृषि सम्भव नहीं । जितना पुराना 
कषि-कार्य है, उतना पुराना लोहा है । फिर अन्य धातु व रत्न आदि सामने 
आ गये । मानव-समाज का समस्त उद्योग इन्हीं दो प्रकार की उपजों पर 
आधारित है भारत में कृषि-उपज' आदिकाल से गोवंश पर आधारित 
रही है। दूध और कृषि-उपज के लिए बछड़े गाय की देन हैं। यह सम्भव 
है, यदि समस्त पशुयागों का क्ृषि-सम्बन्ध से वित्ञार किया जाय, तो इसकी 
मूलभूत वास्तविकता सामने आए, क्‍योंकि कृषि और गोवंद का अपरिहार्य 
सम्बन्ध भारत में सदा से रहा है। वस्तुतः भूमि को क्ररेदने-खोदने का कार्य 
मुख्य रूप में कृषिजीवी-वर्ग करता है, राजा तो उसका केवल व्यवस्थापक 
व प्रबन्धक रहता है। क्रषक जिस खेत में से एक वर्ष गहरी भारी फ़सल ले 
लेता है, अगले वर्ष उसे जोतकर खाली छोड़ देता है, यह उसका उत्सर्जन 
है; इससे भूमि में सूर्य-किरणों और वर्षा-जलों से उबेरा शक्ति संचित होती 
है । यही पात्नीवत-कर्म में पशु के उत्सर्जन का रूप है। 


अथ द्वितीयाध्याये तृतीय: पाद: 23 | 


पात्नीवते तु पूर्ववत्वाद्‌ अवच्छेद: ॥१६॥ 


[पात्नीवते | 'पर्य॑ग्निकृतं पात्नीवतं' वाक्य में [तु | तो [पूर्व॑बत्वात्‌ | पहले 
वाले कर्म के होने से, अर्थात्‌ 'त्वाष्ट्रं पात्वीवतमालभेत' इस पूर्वनिदिष्ट कर्म के 
ही यहाँ समझे जाने रे | अवच्छेद: | उसी पूर्ब-कर्म के साथ इसका सम्बन्ध है। उसी 
का यह अनुवाद है। तात्पयँ है, त्वाष्ट्र पात्नीवत कर्म की ही यहाँ “उत्सृजति' 
पद से उत्सजेनरूप में समाप्ति कही है। 

'यय्य ग्विकृतं पात्नीवतमुत्सुजन्ति' वाक्य में पात्नीवत कर्मान्‍्तर नहीं है । 
प्रथम पढठित 'व्वाष्ट्रं पात्नीवतमालभेत'” वाक्य-विहित त्वष्टा देवतावाले 
पहवालम्भ का अनुवाद है । पर्यग्निकृत पश्भु के उत्सर्जन का विधान है। पशु का 
आलम्भ- अपेक्षित स्पर्श कर पर्यग्तिकरण के अनन्तर उसे छोड़ दिया जाय। इसके 
मानने पर न तो पात्नीवत के भिन्‍न कर्म होने की कल्पता करनी पड़ेगी, और न 
“उत्सुजन्ति' पदबोधित-पशु के उत्सर्ग का विधानरूप--अथे किसी वाक्य से 
बाधित होगा । इस वाक्य से--पर्य ग्निकृत पशु का--पात्नीवत कर्म सम्बद्ध होते 
का विधान अतावद्यक भी है; क्‍योंकि पशु का पात्नीवत-सम्बन्ध पहले हो 
श्वाष्ट्रं पात्नीवतमालभेत” वाक्य से विदित है। इस कारण यहाँ उसका पुनः 
विधान निष्प्रयोजन है । दो विशेषणों से विश्विष्ट अर्थ का एक विशेषण से अनु- 
बाद होना दोषावह नहीं है। विशेषण की समानता में अन्यतर विशेषण विद्विष्ट 
अर्थ के अनुवचन में समर्थ रहता है। इसमें किसी बाधा की आशंका निराधार 
है। इससे निश्चित है, यह वाव्य (--पर्यग्निक्ृतं पात्नीवतमुत्सूजन्ति) त्वाष्ट्र 
वालीवत वाक्य (त्वाष्ट्रं पात्नीवतमालभेत) का अनुवाद है, कर्मान्तर 
नहीं ॥१६॥ (इति त्वाष्ट्रपात्नीवतस्थ पर्येग्विकरणग्रुणत्वाईघिकरणमू--८) | 

(अदाभ्यादीनां ग्रहनामताउधिकरणम्‌--&) 

तैत्तिरीय संहिता [॥३।४] में पाठ है--'एप व॑ हविषा हवि्यजति, 
योध्दाम्यं गृहोत्वा सोमाय जुहोति'--यह निश्चय ही हवि से हवि का यजन 
करता है, जो अदाभ्य का ग्रहण कर सोम के लिए होम (>-याग) करता है। 
इसी के आगे पढ़ा है--'परा वा एतस्यायु: प्राण एति, योज्यूं गृह्लाति--इसकी 
आयुवा प्राण दूर चला जाता है, जो अंझु का ग्रहण करता है। इन बाक्यों के 
विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है--क्या ये अदाभ्य और अंशू इस नाम के ग्रहों 
में ग्रहणवाले यागान्तर हैं? अथवा ज्योतिष्टोम याग में ग्रहविधि है ? प्रतीत 
होता है, यागान्तर हैं, क्योंकि ज्योतिष्टोम प्रसंग में अदाभ्य अंश नामवाला कोई 
याग नहीं है । न कोई ग्रह है, जिससे उसका दुबारा यहाँ स्मरण या अतिदेश 
किया जाय । इसलिए अदाभ्य और अंश नामवाले ये भिन्‍न याग हैं | द्रव्य, देवता 


श्श्४ मीमांसा-दर्शत 


का यहाँ निर्देश न होने पर भी 'यजति' का साक्षात्‌ प्रयोग है, जो इनके याग होने 
का प्रयोजक है। इसलिये इन वावयों द्वारा 'अदाभ्याँ और 'अंश” नामक यागों 
का विधान माना जाना युक्त होगा। आचाये सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान 
किया--- 


अद्रव्यत्वात्‌ केवले कर्मशेषः स्यथात्‌ ॥२०॥ 


[अद्रव्यत्वात्‌ | द्रव्य और देवता का निर्देश न होने से [केवले] केवल नाम- 
मात्र के सुने जाने पर [कर्मशेष:] ज्योतिष्टोम कर्म के शेष--अजज्ञ॒[ स्थात्‌ ] हैं, 
अदाम्य और अंशु नामक ग्रह । 

सूत्र में पठित 'द्रव्य' पद देवता का भी उपलक्षण है। याग बही कर्म माना 
जाता है, जिसमें द्रव्य, देवता दोनों का निर्देश हो । याग के लिए द्रव्य-देवता का 
नियत साहचर्य माना जाता है । सूत्र में अपठित भी देवता का--उक्त व्यवस्था- 
नुसार--द्रव्य पद से ग्रहण हो जाता है । प्रस्तुत वाक्यों में द्रव्य और देवता किसी 
का भी निर्देश न होने से ये यागान्तर अर्थात्‌ स्वतन्त्र याग नहीं हैं। ज्योतिष्टोम 
याग सोमयाग का एक भाग (--संस्था) है | ज्योतिष्टोम अनुष्ठान के अवसर 
पर जिन पात्रों में सोम का ग्रहण किया जाता है, उनका नाम “अदाभ्य' और 
“अंशु' है। फलत्: ये वाक्य ज्योतिष्टोम में ग्रहसंज्ञक पात्र-विशेष का विधान करते 
हैं। पात्र का भेद याग के भेद का प्रयोजक नहीं होता। 

इन्हें यागान्तर मानने के लिए 'यजति' प्रयोग की जो बात कही है, बह युक्त 
नहीं; क्‍योंकि अदाभ्य और अंशु पद का 'यजति' या 'जुहोति' के साथ सीघा 
सम्बन्ध नहीं है। इसके विपरीत सीधा सम्बन्ध ग्रह धातु के साथ है --'अदाम्पं 
गृहीत्वा' तथा “अंश्‌ गृक्ताति'। इससे स्पष्ठ होता है, ज्योतिष्टोम के अवसर पर 
इन पात्रों में सोम ग्रहण किया जाता है। ये वाक्य उसी ग्रहण-क्रिया के विधायक 
हैं। इन पदों का सम्बन्ध--व्यवधान' होने से--यजति' तथा 'जुहोति' के साथ 
होना सम्भव तहीं । उक्त वाक्य में पदाच्तरों का व्यवधान स्पष्ट है। फलतः 'यजति' 
के श्रवणमात्र से यागान्तर का विधान नहीं माना जा सकता | 'सोमेन यजेत' 
अथवा 'सोमाय यजते' में 'बजति' पद का कोई भिन्न अर्थ नहीं है; उमयत्र एक 
ही अथ्थ है। वह प्रकृतियाग में पठित 'सोमेन यजेत” से विदित है । अविदित अर्थ 
का विधायक वाक्य यागविधि माता जाता है, इसलिए भी यहाँ 'यजति' यागान्तर 
का विधायक नहीं । 

भाष्यकार शबर स्वामी ने सूत्र की अवतरणिका के प्रारम्भ में बताया कि 
ये वाक्य किसी के प्रकरण में नहीं सुने जाते । तात्पय॑ है, किस्ती प्रक्ृतियाग का 
प्रारम्भ करके उसके प्रसंग में इत बाक्यों का उल्लेख हुआ हो, ऐसा नहीं है। 
परन्तु तैत्तिरीय संहिता में ज्योतिष्टोम के प्रकरण में ही इनका पाठ है। उसमें 


अथ द्वितीयाध्याये तृतीय: पाद: ३१५ 


नगण्य पाठभेद अवश्य है। परन्तु इससे भाष्यकार के लेख में किसी असांगत्य की 
ऊस्भावना करना निराघार होगा। सम्भव है, भाष्यकार ने झ्ाखान्तर में उसी 
प्रकार पाठ देखा हो, जैसा उल्लेख किया । इससे “प्रकृत अर्थ' के विवेचन में कोई 
अन्तर नहीं पड़ता ॥२०॥ (इति अदाम्यादीनां ग्रहचामताईघिकरणम्‌--€) । 


(अग्निचयनस्य संस्का रताइधिकरणम्‌--१०) 


शिष्य जिज्ञासा करता है--अग्नि-क्ंविषयक अनेक वाक्य सुने जाते हैं, 
तथथा--य एवं विद्वान्‌ अर्म्ति चिनुते--'जो इस प्रकार जानता हुआ अग्नि का 
चयन करता है' इत्यादि का विधान कर आगे कहा--“अथातो अग्निम ग्निष्टोमे- 
नैवानुय्॒जति, तम्ुक्थेन, तमतिरात्रेण, तं घोडशिना ।-- इसके अनन्तर अग्नि का 
अग्निष्टोम से अनुयजन करता है, उसका उक्थ से, उसका अतिरात्र पे, उसका 
षोडशि से, इत्यादि। 

यहाँ सन्देह है, क्या यह “अग्नि! पद ज्योतिष्टोमादि कर्मों से भिन्‍न अग्नि- 
संज्ञक कर्मविद्वोष का वाचक है, जो “चिनुते” आखर्ुयात से कहा गया है ? अथवा 
द्रव्यविशेष का वाचक होता हुआ ज्योतिष्टोमादि में अग्निरूप ग्रण का विधान 
करता हैं ? प्रतीत होता है, अग्नि पद यागविज्ञेष का वाचक है । इसमें हेतु है-- 
अभ्नि के स्तोत्र, शस्त्र और उपसद्‌ का होना । “अग्नेः स्तोत्रम्‌ अस्ने: दास्त्रमु, चड्‌ 
उपसदो»नेश्चित्यस्थ भवन्ति १---अग्नि का स्तोत्र है, अग्नि का झास्त्र है, अग्नि- 
चयन के छह उपसत्‌ होते हैं। ये सब याग के होते हैं; अतः अग्नि पद यागवाचक 
है। इनकी हेतुता 'अथातोअग्विमग्निष्टोमेनैवानुयजति' आदि वाक्यों से पुष्ट होती 
है--अनन्तर इस अग्नि का अग्निष्टोम से अनुयजन करता है, अर्थात्‌ याग को 
सम्पन्न करता है। अगले वाक्यों में भी 'तम्‌' स्वेनाम 'अग्ति' को बोधित करता 
है। इससे प्रतीत होता है, यह अग्निसंज्ञक याग है। इसी मान्यता में 'यजति' के 
साथ 'अनु/ उपसर्ग उपपन्त होता है। तात्पय॑ है, अग्ति के याग माने जाने पर ही 
अश्निष्टोम से किया गया याग अनुयाग हो सकता है। अतः अग्नि को याग 
मानना युक्त है। शिष्य की भावना को आचार्य सूत्रकार ने पूर्वेपक्ष-रूप में सूत्रित 
किया-- 


अग्निस्तु लिज्लदर्शनात्‌ ऋतुशब्दः प्रतीयेतत ॥२१॥ 


[अग्नि:] उक्त वाक्य में अग्नि पद [तु] तो [लिज्ञदर्शनात्‌ ] “अग्ने: 
स्तोत्रम्‌' आदि हेतुओं के देखे जाने से | क्रतु शब्द: | यागवाचक शब्द [प्रतीयेत ] 
प्रतीत होता है, जैसा सूत्र की अवतरणिका में स्पष्ट कर दिया गया है। 

'य एवं विद्वान्‌ अ्नि चिनुते' वाक्य तैत्तिरीय संहिता [५१५२] में उपलब्ध 
है। भाष्यकार ने अन्य जितने वाक्य उस सम्बन्ध में उद्धृत किए हैं, वे संहिता में 


३१६ मीमांसा-दर्शन 


उपलब्ध नहीं। सम्भव है, भाष्यकार ने अन्य शाखाओं के आधार पर ये पाठ दिये 
हों॥२१॥ 
सूत्रकार ने उक्त जिज्ञासा का समाघान किया-- 


द्रव्यं वा स्थाच्चोदनायास्तदर्थत्वात्‌ ॥२२॥ 


[वा] पद पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति करता है--अग्नि पद यरागवाचक नहीं है। 
[हव्यम्‌ | द्रव्यवाचक [स्यात्‌ | है। |चोदनाया:] “चिनुते” इस प्रेरणा-पद के 
[तदर्थैत्वात्‌ | अग्नि के लिए होने से । तात्पर्य है, 'चिनुते! आखर्यात-पद---अग्नि 
को चयन से संस्कृत करके स्थापित करता है---इस अथथ को कहनेवाला होने से । 

“अग्नि! पद उक्त वाक्य में प्रस्तिद्ध दाहक द्रव्य का वाचक है, किसी याग का 
नहीं। वाक्य में 'चिनुते' यह विधायक आख्यात-पद अग्नि का चयन करने के लिए 
है--चिनुते +- चयन करता है। “यजति' के अर्थ को कहने में यह असमर्थ है। 
इष्टकाओं से निर्मित स्थण्डिल पर अग्नि का चयन करना--व्यवस्थापूर्वक 
स्थापित करना अग्नि का संस्कार है। अग्तिचयन के सम्पन्त हो जाने पर अग्नि- 
ष्टोम याग से यजन करता है,---यह अर्थ 'अथातो5ग्निमस्निष्टोमेनैवानुयजति' से 
स्पष्ट किया गया है। 'अनुयजति” अनु उपसगग “पश्चात्‌” अर्थ को कहता है । अस्ति 
के चयन-संस्कार के अनन्तर अग्निष्टोम से यजन किए जाने का कथन है | फलतः 
वक्त वाक्य में (अग्नि' पद याग का बाचक न होकर अग्विष्टोम में अग्निचयनरूप 
संस्का रगुण का विधान करता है ॥२२॥ 

उसी अर्थ को सूत्रकार अगले सूत्र से पुष्ट करता है -- 


तत्‌ संयोगात्‌ ऋतुस्तदाख्यः स्थात्तेन धर्मविधानानि ॥२३॥ 


[तत्संयोगात्‌ | चयत द्वारा संस्कार किए अग्नि के संयोग से, उस अग्ति में 
किया जानेवाला [अऋतु:] याग [तदाख्य: | उस नामवाला, अर्थात्‌ अग्नि नाम- 
वाला [स्यात्‌ | होता है। [तेन] इस कारण [घर्मविधानानि ] उस ऑततप्ज्ञक 
कम के धर्मों --विश्येषताओं का विधान करते हैं,अग्ने:स्तोत्रम्‌” आदि स्तोत्र-शस्त्र- 
उपसत्‌। तात्पय॑ है, स्तोत्र-शस्त्र-उपसत्‌ उस ऋतु के धर्म हैं, जो चयन द्वारा संस्कृत 
अग्ति में किए जाने के कारण अग्नि नामवाला है। 

इस अधिकरण का सार इस प्रकार समभना चाहिए, “य एवं विद्वान्‌ अग्नि 
चिनुते' वाक्य चयन द्वारा अग्नि के संस्कार का विधायक है। इसी कार्य के लिए 
ईंटों से निर्मित स्थण्डिल -- बेदि पर विधिपुर्वेक अग्नि की स्थापना करना अग्नि 
का चयनरूप संस्कार है। प्रत्येक थाग इसी संस्कृत अग्नि में किया जाता है। चूल्हे 
या भाड़ आदि से अग्नि लेकर उसमें याग करना शास्त्रीय विधान के अनुकूल नहीं 
है। उस संस्कृत अग्नि में जो याग किया जाता है, वह याग भी अग्नि पद से लक्षित्‌ 


अथ हितीयाध्याये तृतीय: पादः ३१७ 


होता है । 'अम्ने: स्तोत्रम्‌! आदि में अग्नि पद उसी अग्निपदलक्षित क्रतु का बोघक 
है, दाहरूप अग्नि द्रव्य का नहीं । इसलिए जिज्ञासा-प्रसंग में इन पदों के आधार 
पर जो बात कही गई है, वह युक्त नहीं है। फलतः स्तोत्र-शस्त्र आदि याग के ही 
धर्म हैं। अग्नि का चयनरूप संस्कार याग नहीं है ॥२३॥ (इति अग्निचयनस्य 
संस्कारताउघिकरणम्‌ --१०) । 

(मासाम्निहोत्रादीनां कत्वन्तरता:धिकरणम्‌--११) 


कुण्डपायियों के अयन में पाठ है--“मासमम्निहोत्रं जुहोति, मास दश्शपूर्ण- 
मासाम्यां यजते --महीनाभर अग्निहोत्र होम करता है, महीनाभर दर्शषपृरण मासों 
से यजन करता है | इस विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है--अग्निहोत्र और दर्श- 
पूर्णमास नियतकाल में होनेवाले कर्म हैं। अग्निहोत्र नित्य प्रातः-सायं किया जाता 
है; दश अमावस्या तिथि में तथा पूर्णमास पौ्णमासी तिथि में किया जाता है। 
तब क्या ये वाक्य नियतकालिक अमिहोत्र और दर्श-पूर्णमास में महीनाभर काल- 
गुण का विधान करते हैं ? अथवा ये भिन्‍न कर्म हैं? प्रतीत होता है, उक्त कर्मो 
में थे काल-गुण के विधायक हैं; क्योंकि नियतकालिक बाक्यों में यह मास काल- 
गुण का विधान उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त उक्त कम वाक्यान्तरों से विदित हैं, 
मासभर काल का सम्बन्ध अविदित है, अतः उन्हीं अग्निहोत्र होम और दर्श-पूर्ण- 
मास यागों में मासभर काल-गुण का विधान यहाँ मानना चाहिए। सूत्रकार ने 
जिज्ञासा का समाघान किया--- 


प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्वम्‌ ॥२४॥ 


[प्रकरणान्तरे | भिन्‍न प्रकरण में पठित वाक्‍्यों का | प्रयोजनान्यत्वम्‌ | अन्य 
प्रयोजन है, अर्थात्‌ ये वाक्य, अग्निहोत्रादि वाक्‍्यों से भिच्न कम हैं। 

कुण्डपायि-अयन नामक ऋतुविशेष है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी [ ३११३७] 
में इस ऋ्रतु का 'कुण्डपाय्य नाम से उल्लेख किया है। वैदिक सूत्र-साहित्य 
[लाटद्ा० श्रौ० १०१२।१३] से ज्ञात होता है, सोम-पान के चमस से हत्या 
अलग कर जो याज्ञिक कृण्डे के समान चौकोर पात्र से यागकाल में सोमपान करते 
थे, वे कुण्डपाय्य अथवा कुण्डपायी नाम से जाने जाते रहे हैं। उस वर्ण द्वारा अस्तुत्त 
प्रकरणों में जो मासभर अग्निहोत्र और मासभर दर्श-पूर्णमास के होम-याग का 
उल्लेख है, वे उस अग्निहोत्र-होम और दर्श-पृर्णमास याग से सर्वथा मिन्‍न कर्म 
हैं, जिनका अन्यत्र वैदिक साहित्य में विधान है। इसलिए कुण्डपा्ियों के वर्ग में 
पठित वाक्यों का अन्यत्र पठित 'अग्निहोत्रं जुहुयात्‌' तथा दशश-पूर्णमासाभ्यां यजेत' 
वाक्‍यों से कोई सम्बन्ध न होने के कारण यह समभना नितान्‍्त निराधार है कि 
कृण्डपाय्य प्रकरण में पठित वाक्य अग्निहोत्र व दक्षं-पूर्णणास विधियों में मास- 


झ्श्द मीमांसा-दर्शन 


काल-गुण के विधायक हैं। वस्तुतः वे कम अग्निहोत्रादि विधियों से स्वेथा भिन्‍न 
कम हैं | ४ 

इसका मुख्य आधार कुण्डपाय्य प्रकरण में कहा है। वहाँ “उपसद भिरचरित्वा' 
कहकर “मासमग्निहोत्र' आदि पढ़ा है [ जाप०श्रौत ०, २३॥ १०५, ६ | । वात्पये है, 
उपसत्‌-कर्म करके मास-अग्निहोत्र आदि का अनुष्ठान करना है। परन्तु यह उप- 
सतू-कर्म नियतकालिक अश्तिहोत्र तथा दर्शञ-पूर्णमास में नहीं होता। अत: कुण्ड- 
पाय्य प्रकरण में पठित कर्म, नियतकालिक अग्निहोत्रादि से भिन्‍न हैं ॥२४॥ 
(इति मासाजिहोत्रादीनां ऋत्वन्तरताइधिकरणम्‌--११) । 


(आग्नेयादि काम्येष्टयधिकरणम्‌--१२) 


शिष्य जिज्ञासा करता है---कतिपय वाक्य किसी कमविशेष का आरम्भन 
करके पढ़े गए हैं, जैसे--.'अग्नये पुरोडाशमष्टाकपालं निर्वपेद्‌ रक्‍काम: [तै० 
सं० २।२।३ |--रुक्‌्<-कान्ति की कामनावाला व्यक्ति अग्निदेवतार्थ अष्टाकपाल 
में पंस्क्ृत हवि का निर्वाप करे | इसी प्रकार अन्य वाक्य है 'अग्नीषो मीयमेकादश- 
कपाल॑ निवेषेद्‌ ब्रह्मवचंसकाम:/ [ मैं ०सं० २। १४ |--अह्मवस कौ कामनावाला 
व्यक्ति अग्ति और सोम देवतावाले--एकादश कपाल में संस्कृत--ह॒वि का निर्वाप 
करे। अन्य वाक्य है-..ऐन्द्राग्नभेकादशकपालं नि॑पेत्‌ प्रजाकाम:! [तै० सं० 
२।२।१ ]|--अ्जा की कामनावाला व्यक्ति इन्द्र और अग्नि देवतावाले---एकादश 
कपाल में संस्कृत---हवि का निर्वाप करे । 

यहाँ सन्देह है, क्या ये आग्नेय आदि स्वतन्त्र कर्मास्तर हैं ? अथवा दर्ष॑-पुर्ण- 
मास में अनुष्ठेय आग्नेय आदि कर्मों में र्क्‌ आदि फलों के विधायक हैं ? प्रतीत 
होता है, ये फलविधि हैं, क्योंकि प्रकृतियाग दश-पुर्णमास में विहित आग्नेय आदि 
प्रथम विद्वित हैं; उन्हीं का यहाँ अनुवाद कर उनमें फल-सम्बन्ध का यह विधान 
है। सूजकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


फल चाकर्ससन्निधों ॥२५॥ 


[अकमसन्निधौ ] कमंविशेष की समीपता न होने पर, केवल [ फलम्‌] फल- 
निर्देश [च] भी भिन्न कमे होने का प्रमोजक होता है। 

कर्म-समीपता का तात्पय॑ है, कर्म-विधायक पद का होना। अस्तुत वाक्यों में 
कोई कर्-विधायक पद नहीं है। पर प्रत्येक वाक्य में यथाक्रम रुक्‌ (कान्ति), 
ब्रह्मद्चंस और प्रजारूप फल का निर्देश है।कर्मविधायक पद के न होने पर भी 
केवल फल का निर्देश करमविद्ेष का प्रयोजक होता है, क्योंकि फल किसी कर्म का 
ही सम्भव है। प्रकृतियाग दर््ष-पुर्णमास में श्रुयमाण आग्नेयादि कर्मों का यहाँ 
अनुवाद सम्भव नहीं, क्योंकि कान्ति आदि उनके फल नहीं हैं। इसलिए ये आग्नेय 


अध द्वितीयाष्याये तृतीय: पांद: श्श्६ 


आदि कर्म उनसे भिन्‍न हैं । 

इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञातव्य है कि ये आग्नेयादि कर्म काम्येष्टि हैं। 
विशेष कामना से इनका अनुष्ठान किया जाता है। कान्ति-कामना से आग्नेय, 
बह्यव चंस-कामना से अग्तीषोमीय, प्रजा-कामना से ऐस्द्राग्न । दर्श-पूर्ण मास में कहे 
गये आग्नेय आदि कर्म काम्येष्टि नहीं हैं; वे नियतकालिक नित्यकर्म हैं। कामना 
कभी होने कभी न होने के कारण अनित्य हैं। नित्यकर्म का अनित्यकर्म-स्थान 
में अनुवाद कहे जाने का कोई सामञ्जस्थ नहीं है। इस प्रकार श्रस्तुत वाक्यों में 
विशिष्ट फल का निर्देश इस तथ्य का प्रयोजक है कि ये वाक्य-- दर्श-पूर्ण मास 
में श्रूयमाण आग्नेयादि कर्मों से--भिन्‍न कर्म के विधायक हैं ॥२५॥ (इत्यास्ने- 
यादि काम्येष्टअधिक रणम्‌--१२) । 


(अवेष्टेरन्नाह्फलकत्वाधधिकरणम्‌--१ ३) 


राजसूय की अज्जु भूत अवेष्टि नामक इष्टि है 'आग्नेयो5ष्टाकपाल: पुरोडाशो 
भवत्ति' अग्नि देवतावाला आठ कपालों में पकाया पुरोडाश होता है। उस बवेष्टि 
का आरम्भ करके कहा--एतया अन्नाद्यकामं याजयेत्‌' इससे--अन्नभक्षण में 
क्षमताप्राप्ति की कामनावाले को--यजन कराये । इस विषय में शिष्य जिज्ञासा 
करता डै--क्या यह 'एतया'*” वाक्य विहित कर्म अवेष्टि याग से भिन्‍न कर्म है ? 
अथवा अवेष्टि का ही यह फबनिर्देश है? प्रतीत होता है, यह अवेष्टि से भिन्‍न 
कर्म है; जैसाकि गत सूत्र में निर्णय किया गया है, फल का निर्देश भी कर्मान्तर 
का प्रयोजक होता है। सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


सन्निधो त्वविभागात्‌ फलार्थेन पुनः श्रुति: ॥२६॥ 


[सन्निधौ ] अवेष्टि कम के सामीष्य में पढ़ा गया 'एतया'**' आदि वाक्य 
[ठु] तो [अविभागात्‌] अवेष्टि-विधायक वाक्य से अलग न होने के कारण 
[फलार्थेन ] फलनिर्देश के प्रयोजन से [पुनः श्रुति:] अवेष्टि का ही 'एतया' पद 
से यहाँ पुनः श्रवण होता है। 

'आग्नेयोष्ष्टाकपाल:-*! इत्यादि के रूप में अवेष्टि का आरम्म करके 
समीप ही 'एतयाउन्ताग्कामं याजयेत्‌” वाक्य पढ़ा गया है। 'एतत्‌-पद समीपस्थ 
का परामश्श करता है। वह अवेष्टि-याग के लिए कहा गया है। यहाँ उसी के 
फल--अन्नभक्षण-क्षमतांप्राप्ति का निर्देश है । अर्थ होगा---अच्नाद्य कामतावाले 
के लिए अवेष्टि से याग कराए, इसलिए यह कर्मान्तर न होकर अवेष्टि का ही 
फलविधि है। इसे अवेष्टि-याग मानने पर अवेष्टि के लिए विहित ह॒विद्रव्यों की 
उपस्थिति होगी, जो प्रसंग में निर्दिष्ट हैं। यदि इसे कर्मान्तर मानते हैं, तो अन्य 
इुवियों का विधान मानता होगा, जो कहीं उपलब्ध नहीं है। यदि कहीं 'एतत्‌- 


ह२० मौमांसा-दर्शन 


पद असन्निहित [द्र० २२।२७] का परामशंक कहा है, तो वह लाक्षणिक ही 
समभना चाहिए ॥२६॥ (इत्यवेष्टेरन्ताद्यफलकत्वाईघिकरणम्‌--१३) 


(आग्नेयद्विसकते: स्तुत्यथैताउधिक रणम्‌--१४) 


दर्श-पूर्णणास याग़ों के विषय में कहा---'आग्नेयो5ष्टाकपालो«मावास्थायां 
पोर्णसास्यां चाच्युतों भवति”' अग्नि देवतावाला आठ कपालों में संस्कृत ह॒विद्रव्ण 
अमावास्था और पौर्णमासी में छूटा हुआ कभी नहीं रहता ; अवश्य हुत किया जाता 
है। ऐसा विधान कर आगे पुनः कहा--'यदास्नेयो5ष्टाकपालो5मावास्यायां 
भव॑ति”--.आग्नेय अष्टाकपाल अमावास्या में होता है। शिष्य जिज्ञासा करता 
है--क्या अमावास्था में दो आग्नेय यागों से यजन करना चाहिए ? अथवा एक 
बार ही आग्नेय याग करना चाहिए ? दो बार कहे जाने से दो बार किया जाना 
प्रतीत होता है। शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रकार ने पुर्वपक्षरूप से सूत्रित किया-- 

आग्नेयस्तृक्तहेतुत्वादभ्यासेन प्रतीयेत ॥२७॥॥ 

[आग्नेय:] “आग्नेयोहटाकपाल:***” इत्यादि वाक्यविहित आग्नेय याग 
[तु] तो [उक्तहेतुत्वात्‌] (२।२।२ सूत्र में कहे गये) हेतु से [अभ्यासेन] 
अम्यासरूप से, अर्थात्‌ दो बार किया जाना | प्रतीयेत | प्रतीत होता है। 

मीमांसा के [ २।२।२] सूत्र में अभ्यास अर्थात्‌ वाक्य के पुनः श्रवण को दो 
बार य्जन का प्रयोजक बताया है; वेसा ही कथन यहाँ है। यदि यजन दो बार 
नहीं किया जाता, तो कर्म का पुन:-श्रवण यजन के अभाव में व्यर्थ हो जाता है 
तात्पय॑ है, ये दोनों भिन्‍न कम हैं, एक नहीं ॥२७॥॥ 

आचार्य ने जिज्ञासा का आंशिक समाधान किया--- 


अविभागात्तु कर्मणो* ट्विरक्ते्न विधीयते ॥२८॥ 

[तु] "तु पद पूर्वपक्ष की ब्यावृत्ति के लिए है--आग्नेय याग का दो बार 
अम्यास नहीं करना चाहिए । [कर्मंण: | कम के [अविभागात्‌ ] विभक्त--अलग- 
अलग न होने से । [द्विरुक्ते:| दो बार कथन से [न विधीयते ] विधान दो बार 
नहीं किया जाता। 

१. तै० सं० २।५१२ में यह वाक्य बिखरा हुआ मिलता है। इसी आनुपूर्वी में 
उपलब्ध नहीं । 

२. द्रष्टव्य--तै० सं० २।५॥३॥ 

३. 'कर्मणा” क्वाचित्क: पाठ: । 'कर्णों द्विरुक्तो न विधीयेत” पाठ सुबोधिनी वृत्ति 
में है। अर्थ में कोई अन्तर नहीं । पद-योजना से अर्थ अपनी वास्तविक उसी 
रेखा के अन्तगेंत आ जाता है, जो स्वीकार्य है। 


अथ द्वितीयाध्याये तृतीय: पादः शेर 


पूर्वोक्त विभिन्‍न दो वाक्‍्यों के अनुसार अमावास्था में आर्नेश याग का दो 
बार अनुष्ठान युक्त नहीं है। यद्यपि वे वाक्य दो हैं---'आग्नेगो5ष्टाकपालो$मा- 
वास्थायां पौणणमास्यां चाच्युतों भवत्ति' तथा “आस्नेयोउष्टाकपालो5मावास्यायां 
भवति'। परन्तु इन दोनों का अर्थ एक ही है। यहां आग्नेय याग के दो बार 
अनुष्ठान के लिए कोई विधायक पद नहीं है। दो बार पाठमात्र से यह अर्थ नहीं 
निकल सकता कि आग्नेय का अमावास्या में दो ब्रार अनुष्ठान किया जाय। 
वाक्य का जितना प्रतिपाद्य अर्थ है, सौ बार उच्चारण करने पर भी अर्थे उतना 
ही रहता है। उक्त वाक्‍्यों से दो बार अनुष्ठान किया जाना अर्थ अभिव्यक्तत 
नहीं होता । अतः ये भिन्‍त कम न होकर आग्नेय एक ही कर्म अमावास्या में 
अनुष्ठेय होता है ॥२८॥ 

यदि ऐसा है, तो वह प्रथम वाक्य से विहित है; उसी का वाक्यान्तर से पुनः 
विधान करना निरर्थंक है। आचार सूत्रकार ने इसका समाधान किया-- 


अन्यार्था वा पुनः श्रुति: ॥२६॥ 


[वा] 'वा' पद अवधारण--निश्चय अर्थ में है। निश्चय ही [पुनः श्रुति: 2 
आस्नेय याग का पुन: श्रवण [ अन्यार्था ] अन्य प्रयोजनवाला है। 

“आम्नेयो5्ष्टाकपालो&मावास्यायां पौणंमास्यां चाच्युतो भवति' इस वाक्य से 
विहित जो आग्नेय याग है, उससे भिन्‍न है वह याग, जो 'आग्नेयो छटाकपालो5मा- 
वास्थायां भवति' वाक्य से विहित हुआ है। भिन्न कम मानने पर इनमें विकल्प 
की कल्पना की गई कि अमावास्या में अन्यतर -- दोनों में से किसी एक--याग से 
अनुष्ठान करे | इत दोनों का समाधान गत सूत्र में किया गया कि ये आग्नेय 
भिन्न कर्म नहीं हैं। एक प्रकरण में पठित हैं, तथा जो प्रथम वाक्य से आग्नेय याग 
अभिहित है, वही द्वितीय वाक्य से कहा गया है, इस प्रत्यभिज्ञा के अनुसार कर्म- 
भेद का निराकरण किया गया | 

वस्तुतः यह आंशिक समाधान है, क्योंकि इसमें यह अन्य जिज्ञासा उत्पन्न 
हो जाती है कि जब प्रथम वाक्य से आग्नेय याग का विधान हो गया, तब उसी 
का विधायक अन्य वाक्य निरथंक हो जाता है। इसी के समाधान के लिए प्रस्तुत 
सूत्र द्वारा सूत्कार ने बताया--आग्नेय याग के पुनः श्रवण का प्रयोजन अन्य है, 
आग्नेय याग का विधान इसका प्रयोजन नहीं है। वह प्रयोजन है--ऐन्द्राग्न याग 
का स्तुतिरूप अर्थवाद । तात्यय॑ है, आग्नेय हृविद्रव्य के साथ ऐन्द्र ह॒विद्रव्य भी-- 
अमावास्या में अनुष्ठेय याग में-"-आहुत होना चाहिए । ऐन्द्र हवि दि! है। 


१. द्रष्टव्य--तै० सं० २॥५॥३ में वृत्रवध के अनन्तर इन्द्र के वृद्ध (+-देवता 
और इन्द्रिय से रहित) हो जाने का निर्देश करके कहा है---“स एतमास्नेय- 


शैररे मौमांसा-दर्शन 


'ऐन्द्राग्न! से तात्पय यहाँ 'ऐन्‍्द्राग्समेकादशकपालं निर्वपेत्‌” तथा 'स एतमेच्राग्न- 
मेकादशकपालममावास्यायामपश्यत्‌' आदि वाक्यों द्वारा निर्दिष्ट इन्द्र और अग्नि 
देवतावाले यागविशेष से नहीं है । यह आग्नेय याग गें--ऐन्द्र हवि के स्तुतिहूप 
अथेबाद के साथ आस्तेय ह॒कि में ऐन्द्र हवि के सहभाव का निर्देश करता है। 
तात्पय है, अमावास्था में आस्नेय याग होता ही है, पर अकेले अग्नि हृवि से वह 
समीचीन रूप में सम्पन्न नहीं होता; इच्रहवि-सहित अग्निहवि से वह साथु 
सम्पन्‍न होता है । पुन: श्रुति का यही प्रयोजन है । 

भाद्रमास का उत्तराद्ध वर्षा ऋतु के अन्तिम दिन होते हैं। त्याग की भावना 
याग है। आग्नेय याग सें अग्नि का त्याग अभिलषित है। बृत्रवध के अनन्तर 
आस्नेय याग से इन्द्र (सूर्य) समृद्ध--तौत् तापयुक्त हो गया है। उसका त्याग 
अपेक्षित है; उस समय की धूप से बचना चाहिए। पर स्वास्थ्य के लिए इतना ही 
पर्याप्त नहीं । ऐन्‍्द्र हुवि दि का भी त्याग हो, तो यह स्वास्थ्य रूप समीचीन होता 
है। लोक-व्यवहार भी भादों की धूप और भाद्र में दधि को त्याज्य -अनाहार्य 
बताता है ॥२६॥ (इत्याग्नेयद्विस्क्तेः स्तुत्यर्थताइधिकरणग्‌ --१४) । 


इति जैमिनीय मोमांसादर्शन विद्योदयभाष्ये 
हिलोयाध्यायस्थ तृतीयः पाद: ॥ 


मष्टाकपालम भावास्यायामपस्यत्‌, ऐन्द्रं दि, तं निरवपत्‌, तेन व॑ स देवता- 
इचेन्द्रियं चावारुन्ध । यदाग्नेयोःष्टाकपालो5्मावास्यायां भवति ऐन्द्र दि 
देवताइचैव तेनेन्द्रियं च यजमानो5्वरुन्बे” पाठ मिलता है। इससे विदित 
होता है कि आग्नेय अष्टाकपाल पुरोडाश का विधान--सान्‍्नाय्य पक्ष में... 
ऐन्द्र दधि पक्ष में किया है। इसके अनुसार सान्नाय्य पक्ष में अमावास्या-कर्म 
में इन्द्र के साथ अग्निदेवता के सहभाव के लिए जानना चाहिए। (यु० मी०) 


अथ द्वितीयाध्याये चतुर्थ: पाद: 


(यावज्जीवाग्निहोत्राईधिक रणम्‌-- १) 


वैदिक वाड्मय में पठित 'यावज्जीवमर्निहोत्र॑ जुहोति' वाक्य सुना जाता है, 
--जब तक जीवन है, तब तक अग्निहोत्र करे। इसी प्रकार अन्य वाक्य है--'थाव- 
ज्जीवं दर्शपूर्णमासाम्यां यजेत'---जीवनपयेन्त दक्ष॑-पूर्णमास यागों से यजन करे। 
शिष्य जिज्ञासा करता है, क्या यह यावज्जीवन किया जाना कर्म का अभ्यासरूप 
है ? जिज्ञासा का कारण है--“जुहो ति, यजेत' पदों के विषय में यह सन्देह है कि 
इनको अन्य विधिवाक्य का अनुवाद माना जाय ? अथवा स्वयं इन्हें विधिवाक्य 
माना जाय ? यदि इन्हें अनुवाद माना जाता है, तो अन्य विधिवाक्य से विहित 
अग्निहोत्र और दर्श-पूर्णमास याग में---ये वाक्य--यावज्जीविकता (यावज्जीवन 
होना) का विधान करेंगे; तब यावज्जीविकता कर्म का--अभ्यास रूप--घर्म 
होगा । यदि इन वाक्‍यों को अग्निहोत्र व दर्श-पूर्णमास के विधायक माना जाता है, 
तो यावज्जीविकता कर्त्ता का धर्म होगा। कर्त्ता यावज्जीवन अग्निहोत्र एवं दर्श- 
पूर्णणास का नियमितरूप से अनुष्ठान करे। तात्पये है, क्या इन वाक्‍्यों से अग्नि- 
होत्र होम आदि को उद्देश करके ग्रावज्जीविकता का विधान किया जाता है ? 
अथवा यावज्जीवन को उद्देश करके अग्निहोत्र होम आदि का विधान किया जाता 
है ? प्रतीत होता है, अग्निहोत्र होम आदि को उद्देश करके उनमें यावज्जीवन गुण 
के विधायक हैं ये वाक्य । सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को पूर्वेपक्ष-रूप से सुत्रित 
किया-- 


यावज्जीविको भ्यासः कर्मंधर्म: प्रकरणात्‌ ॥१॥ 


[यावज्जीविक: ] 'यरावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति' में जीवनपयंन्‍्त होनेवाला 
[अम्यासः] अभ्यास +- कर्म की आवृत्ति [कर्मधर्म:] अम्निहोत्र कर्म का धर्म है, 
[प्रकरणात्‌ | अग्निहोत्र प्रकरण में पठित होने से । 

यावज्जीवन अग्निहोत्र करने का तात्पयं है--अग्निहोत्र का अम्यास, अर्थात्‌ 
समयानुसार निरन्तर नित्य अग्निहोत्र करते रहना। इस रूप में यह अभ्यास कर्म 


शेर४ड मीमांसा-दर्शन 


का धर्म है, यह स्पष्ट होता है। क्योंकि जस्निहोत्र कर्म ही नित्य किया जाता है, 
यह उसी का अभ्यास है। इस वाक्य के अग्निहोत्र प्रकरण में पठित होने से उक्त 
मान्यता को पुष्टि मिलती है। इसी प्रकार दर्श-पूर्ण मास का यावज्जीवन अभ्यास 
समभना चाहिए। इस रूप में यह अम्यास दर्श-पूर्ण मास कर्म का धर्म सम्भव है.। 
जो याग दी्घकालिक होते हैं, उनको 'सत्र' कहते हैं । उसकी प्रशंसा में कहा जाता 
है, बुढ़ापा आने तक अथवा मृत्यु आने तक 'सत्र“संज्ञक याग्रों का अनुष्ठान किया 
जाना चाहिए । सत्र के समान ही अग्निहोत्र और द्-पूर्णयास की स्तुति की गई 
है --जरागर्य वा एतत्‌ सत्र थदम्निहोत्र दक्श-पूर्णमासौ वेति ।' यह जर्थवाद दीर्घ- 
काल तक किये जानेवाले अग्निहोत्र एवं दर्शं-पूर्ण मास की प्रशंसा करता है। इस 
कारण यह अभ्यास अग्निहोत्र आदि कर्मों का धर्म समभना चाहिए। फलतः 
'"यावज्जीवम्‌' आदि वाक्यों में 'जुहोति, यजेत' पद अन्य विधायक वाक्यों-- 
“अम्निहोज्र जुहुयात्‌ स्वर्गंकाम:' तथा 'दर्श-पूर्णमासाभ्यां यजेत स्वगंकाम:' के 
अनुवाद हैं। उनमें यावज्जीबिंता गुण का विधान करते हैं।॥१॥ 
जिज्ञासा का आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया-- 


कर्तुर्वा श्रुतिसंयोगात्‌ ॥ २॥॥ 


[वा] 'बा' पद पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिए है, यावज्जीवन अभ्यास कर्म 
का धर्म नहीं है, [कर्तु:] कर्त्ता का धर्म है, [श्रुतिसंयोगात्‌ ] श्रुतिबोधित अथे के 
साथ सम्बद्ध होने से । 

अग्निहोत्र आदि कर्मों का अभ्यास अर्थात्‌ आवृत्ति कर्त्ता का धर्म है, अग्नि- 
होत्र की आवृत्ति अग्निहोत्र करनेवाला व्यक्ति करता है। आवृत्ति का विषय 
अग्निहोत्र अवदय है, पर आवृत्ति करना कर्त्ता का धर्म है। अग्निहोत्र का सायं- 
प्रातः नित्य अनुष्ठान ही अग्निहोत्र का अभ्यास व आवृत्ति है, वह धर्म अनुष्ठाता 
का है। ये वाक्य अग्तिहोत्र होम और दर्श-पूर्णणास याग का विधान करते हैं। 
क्‍योंकि श्रुति-बाक्‍्य में पठित “जुहोति' तथा 'यजेत' पदों का अभिधाशक्ति-बोधित 
अथे यही है । 

वाक्यों में 'यावज्जीवम्‌' पद क्रियाविशेषण है। क्रिया के नैरस्तयें को लक्षणा- 
चृत्ति से बोधित करते हैं, क्योंकि क्रिया का नैरन्तय्यें--अभ्यास “यावज्जीवं' पद 
का अभिधाशक्ति-बोध्य अर्थ नहीं है। क्रिया-"होम आदि का यह अभ्यास 
अनुष्ठाता -- कर्त्ता के अधीन रहता है। अतः कर्त्ता का वह धर्म है; यदि कर्त्ता 
क्रिया--होम आदि का अनुष्ठान न करे, तो स्वयं उसका अस्यास होना असम्भव 
है। 

प्रतिप्तायं-प्रात: किया जानेवाला अग्निहोत्र एक ही कर्म है। कालभेद कर्म- 
भेद का प्रयोजक नहीं है; ऐसा नहीं कि सायंकाल का अभ्निहोत्र भिन्‍न कर्म तथा 


अथ द्वितीयाध्याये चतुर्थ: पाद: रे२५ 


प्रात:काल का भिन्‍न । यदि ऐसा हो तो कर्मंविषयक अम्यास का कथन असंगत 
होगा । भिन्‍न कर्मो. का कालभेद से अनुष्ठान 'अभ्य|स' नहीं कहा जा सकता। 
एक ही कर्म का पुन:-पुन: किया जाता “अम्यास' कहाता है | यही बात दर्शे-पूर्ण- 
मास में समभनी चाहिए । प्रत्येक अमावास्या में एक ही दर्श-याग का अभ्यास, 
तथा प्रत्येक पौणंमासी में एक ही पूर्णमास-पाग का अभ्यास होता है। अतः प्रथम 
वाक्य अग्निहोत्र होम का विधायक होते हुए उसमें कमंभेद का प्रयोजक नहीं है । 
इसी प्रकार दर्श-पौर्णमास यागों के विषय में समकना चाहिए। 

“जरामर्य! अर्थवाद सूत्र के समान दीर्घकालिक होने से अग्निहोत्र व दर्षं-पूर्ण- 
मास कर्मों की स्तुति करता है; पर उससे यह सिद्ध नहीं होता कि 'यावज्जीवं 
आदि वाक्य अनिहोत्र होम और दर्श-पूर्ण मास याग के विधायक नहीं हैं। फलतः 
कर्मों का अभ्यास कर्ता का धर्म है, यह स्पष्ट होता है ॥२॥। 

यावज्जीवन अभ्यास कर्म का धर्म नहीं है, इसकी पुष्टि के लिए सूत्रकार अन्य 


हेतु प्रस्तुत करता है-- 


लिड्भदर्शवाच्च कर्मंधर्में हि ऋ्मेण नियम्येत तत्रानर्थंकमन्यत्‌ 

स्थात्‌ ॥३७ 

[लिज्जदर्शनात्‌ ] अन्य हेतु के देखे जाने से [च] भी 'यावज्जीवन” वाक्‍्य- 
बोधित कर्माभ्यास कर्त्ता का धर्म जाना जाता है। [हि] क्योंकि [कर्मंधर्मे ] कर्म 
का धर्म मानने पर यावज्जीविता -- जीवनपर्य॑न्त होना [ प्रक्रमेण ] कर्म के प्रारम्भ 
से लगाकर अन्त तक [नियम्येत] नियमित होने से नियन्त्रित रहेगा, कर्म आव- 
इयक रूप से होगा [तत्र] उस दा में [अन्यत्‌ | कर्म के उल्लंघन में कभित 
प्रायश्चित्त [निरर्थकम्‌ ] व्यर्थ [स्यात्‌ | हो जाता है। 

तैत्तिरीय संहिता [२।२।५ ] में पाठ है--“अब वा एप सुवर्गाल्‍लोकाच्छिद्ते 
यो बरह्षपूर्णणासयाजी सन्‍्नसाज्रास्यां बा पौणणसासी बाइतिपादयति'--वह यजमान 
निश्चय ही स्वर्गलोक से च्छिन्‍न हो जाता है-+कट जाता है, अर्थात्‌ स्वर्गलोक 
का अधिकारी नहीं रहता, जो दर्शंपूर्णमासयाजी होकर अमावास्या एवं पौर्णमासी 
का अतिपाद--त्याग करता है; याग किये बिना छोड़ देता है। यावज्जीवन किये 
जाने को कम का धर्म मानने पर अग्ति का आधान होने के साथ ही प्रारम्भ 
होकर यावज्जीवन-काल से ही सम्पन्न होगा। उसमें काल का उल्लंघन, अर्थात्‌ 
अमावास्था व पौर्णमासी का बिना थाग छूट जाना होगा ही नहीं। तब तैत्तिरीय 
वाक्य में याग के उल्लंघन से कथित प्रायश्चित्त निरर्थंक होगा। तात्पयं है, कर्म 
का धर्म मानने पर कम काल का त्याग नहीं कर सकता। कम कर्त्ता के अधीन 
है; कर्त्ता कर्म के करने, न करने, तथा अन्यथा करने में समर्थ रहता है। इसलिए 
कर्त्ता का धर्म मानते पर कर्म-काल का उल्लंघन तथा उस कारण प्रायश्चित्तीय 


३२६ मीमांसा-दर्शन 


होना कर्त्ता के लिए समञ्जस है। अतः प्रापश्चित्त-विधान निरर्थक नहीं रहता। 
यह इस वास्तविकता का प्रयोजक है कि यावज्जीवन कर्माभ्यास कर्त्ता का पर्म है, 
कर्म का नहीं ॥३॥ 

उक्त अर्थ की पुष्टि में सूत्रकार अन्य हेतु प्रस्तुत करता है-- 


व्यपवर्गड्च दर्शयति कालश्चेत्‌ क्मभेदः स्थात्‌ ॥४॥ 


[व्यपवर्गम्‌] विशेष कर्म के अपवर्ग -- समाप्ति, तथा [च] पद से कर्मान्तर 
के आरम्भ को [दर्शयति] दिखाता है। [चेत्‌ | यदि [कालः | यावज्जीव काल 
उद्देश्य होता है, तो वह [करमंभेद:] वाक्य-बोधित कर्ममेद [स्पात्‌ ] उपपन्त 
होता है । 

तैत्तिरीय संहिता [ २।४॥६] में पाठ है--'थो वर््षपुर्ण मासाबिष्ट्वा सोमेन 
यजते' इत्यादि---जो दर्श-पुर्णमास यागों को करके सोम से यजन करता है। इस 
वाक्य में दर्श-पृर्णमास को समाप्त कर, कर्मान्तर सोमयाग के करने का निर्देश 
है। यह कर्मभेद का निर्देश उसी अवस्था में उपपन्त होता है, जब विचार्यमाण 
उक्त 'यावज्जीव' वाक्यों में यावज्जीव को उद्देश कर अग्निहोत्र और दर्श-पूर्णमास 
का विधान माता जाता है। इस मान्यता में 'थावज्जीव' कर्म का धर्म न होकर 
कर्त्ता का धर्म रहता है। यदि इसे कर्म का घर्मे माना जाता है, तो तै त्तिरीय संहिता 
में उक्त कमंभेद का तिर्देश उपपन्न नहीं होता; क्योंकि यावज्जीव कर्म की 
समाप्ति जीवन की समाप्ति के साथ सम्भव है। तब दर्श॑-पूर्णमास्त की समाप्ति 
[इशंपूर्णमासा विष्ट्वा ] दिखाकर कर्मान्तर सोमयाग के आरम्भ का निर्देश असंगत 
होगा, क्योंकि दर्श-पुर्ण मास कम तो यावज्जीवन में समाप्त होना है । यदि कर्त्ता 
का घ॒र्म 'यावज्जीव' माना जाता है, तो यह आपत्ति नहीं होती; क्योंकि कर्ता 
नियत समय पर दशे आदि का अनुष्ठान कर कर्मान्तर का अनुष्ठान भी कर सकता 
है। फलत: तैत्तिरीय संहिता का उक्त वाक्य 'यावज्जीव' के कत्तृंवर्म का प्रयोजक 
है। 

कम दो प्रकार के होते हैं--एक काम्य कर्म, दूसरे नियत कम अर्थात्‌ नित्य 
कम । कामना से किये जानेवाले कर्म पहले, और नियमित रूप से किये जाने- 
बाले कर्म दूसरे हैं। मेत्रायणी संहिता [३।६।६] में पाठ है---“भाहितागिनर्वा 
एष सन्‌ ताग्निहोत्र जुहोति न दक्शपूर्णणासों यजते, तद्‌ या आहुतिभाजो देवतास्ता 
अनुध्ष्यायिनी: करोति'---जो यह यजमान आहिताग्नि होकर न अग्निहोत्र होम 
करता है, न दर्श-पुर्णणास यजन करता है, वह डन देवताओं को अनुध्यायिनी 
करता है, जो आहतिभाक्‌ हैं। तात्पय है, अग्निहोत्र और दर्श-पुर्णमास से जिन 
देवताओं को आहुति प्राप्त होनी होती है, अग्निहोत्रादि न करने पर उब देवताओं 
को--यह स्थिति--हमें आहुति मिलेगी--ऐसा चिन्तन करनेवाली बना देती 


अथ द्वितीयाध्याये चतुर्थ: पाद: रे२७ 


है | संहिता का यह अनुष्यायिनी कथन उसी अवस्था में उपपन्न होता है; 
जब अग्निहोत्र ओर दर्श-पूर्ण मास को नियत (--नित्य) कम माना जाता है। 
'यावज्जीवं' वाक्यों में मदि होम-बाग को उद्देश करके यावज्जीवन काल 
का विधान माना जाता है, तो ये वाक्य काम्य कर्मो की कोटि में आ जाते हैं--.- 
काल की कामना से होम-याग का अनुष्ठान होता । काम्यपक्ष में कामना न होने 
पर कर्म का आरम्भ न करके, अथवा जब तक इच्छा हुई तब तक कर्म करके 
इच्छा न रहने पर छोड़ देने से भी कर्म का त्याग सम्भव है । ऐसी स्थिति में 
अनियत आहुति-भाग का देवता--यहू हमारा भाग होगा--ऐसा अनुध्यन नहीं 
करता | इसलिए 'यावज्जीवं/ वाक्‍यों में यावज्जीवन को उद्देश करके अग्निहोत्र 
ओऔर दश्-पूर्ण मास के अनुष्ठान का विधान है, यह निश्चित होता है। 

इसी प्रकार “जरामर्य वा' इत्यादि वाक्य में --अग्निहोत और दरं-पूर्णमास 
सत्रों के अनुष्ठान से छूटकारा--चुढ़ापा या मृत्यु होने पर ही सम्भव है, यह अव- 
धारणात्मक कथन उक्त कर्मों को नियत कर्म माने जाने पर ही उपपन्न होता है। 
काम्य कर्म चाहे जब छोड़े जा सकते हैँ, उनके लिए ऐसा अवधारण कथन उपेक्षित 
नहीं । अत: उक्त वाक्‍्यों में नियत अग्निहोत्र व दर्श-पूर्णणास का विधान.मानना 
युक्त है ॥।४॥ 

इसी अन्तिम उपपत्ति को सूच्रकार ने अग्रिम सूत्र से स्वयं स्पष्ठ किया-- 


अनित्यत्वात्तु नेव॑ स्थात्‌ ॥५॥॥ 

सूत्र का 'तु' पद अन्वाचय अर्थ में है। मुख्य अर्थ को कहकर उसके साथ गौण 
अर्थ को जोड़ देना अन्वाचय' है, यह समुच्चय का साथी है। [अनित्यत्वात्‌] 
यावज्जीवं' को कर्म का धर्म मानने पर उसके काम्य कोटि में आने से, अनित्य 
होने के कारण [तु] भी [ एवम्‌ |'जर्समर्य वाक्य में कहा' ऐसा अवधारण उपपन्त 
[न] नहीं [स्वात्‌] होता। 

“जरामय॑ वा एतत्सत्रं यदग्निहोत्रं दश्पूर्भभासों च, जरया हू वा एताम्यां 
निर्मुच्यते मृत्युना च' [हा० ब्रा० १२४॥११ ]---अग्निहोत्र और दर्शपूर्णमास सत्र 
जरामय॑ हैं, इनके अनुष्ठान से छुटकारा तभी होता है, जब या तो बुढ़ापा 
अत्यन्त शारीरिक शैधिल्य आ जाय, या फिर मरण हो जाय। ये नित्य कर्म हैं। 
मनु [२१०६] ने बताया-- "ैत्यके नास्त्यनध्याय:” नित्य कर्म में अनध्याय 
नहीं होता। यथासमय उनका अनुष्ठान निरन्तर होना ही चाहिए । कर्मानुष्ठात 
का यह अवधा रण उसी अवस्था में उपपन्न हो सकता है, जब 'यावज्जीवं' वाक्‍्यों 
में काल (सायं-प्रातः अमावास्या-पौर्णमासी) को उद्देश कर अग्निहोत्र होम और 
दर्श-पूर्णणास का विधान माना जाता है । यदि इसके विपरीत अग्निहोत्र व दर्श- 
पूर्णंमास को उद्देश करके उक्त वाक्‍्यों में काल (अमावास्या आदि) का विधान 


२८ मीमांसा-दर्शन 


न माना जाय, तो उसके काम्य होने से कामना के न होने पर वह अनित्य होगा; 
श्र्थात्‌ अनुष्ठान उपेक्षित हो जायगा । तब जरामय॑ वाक्य में निदिष्द अनुष्ठान 
का यावेज्जीवन अवधारण अनुपपन्‍न होगा। इससे ज्ञात होता है, जरामये-वचन 
यावज्जीविका को कर्त्ता का धमं माने जाने का प्रयोजक है। यह मुख्य अर्थ गत 
सूत्रों (२-४) ह्वारा कह दिया गया है, उसी में भ्रस्तुत सूत्र से जरामर्य-वाक्य- 
बोधित प्रयोजक प्रसंग को जोड़ दिया गया है।, सूत्रगत 'तु' पद का यही प्रयोजन 
है। 

मात लीजिए, 'यदि यावज्जीवं” वाक्यों में काल [ असावास्या आदि ] गुण का 
विघान है, तो काल की कामना से विधि होने के कारण ये काम्य कम होंगे। 
काम्य कर्म अनित्य होते हैं, कामना के अभाव में उनका प्रयोग नहीं होता। इन 
वाक्यों के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा वाक्य उपलब्ध नहीं है, जो अम्निहोत्र होम 
और द्श-पूर्ण मास यागों को नित्यविधि बतानेवाला हो.। ऐसी अवस्था में 'जरामय 
वचन नितान्त निरथ्थंक हो जायगा। इसलिए 'यावज्जीवं” वाक्‍्यों को गुणविधि 
मानना उपयुक्त है ॥५॥ 

उक्त अर्थ की परिपुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य उपोदुबलक हेतु प्रस्तुत 
किया-_ 

बिरोधरचापि पूर्वेबत्‌ ॥६॥ 

[तर] और यावज्जी विका को कम का धर्म मानने पर [विरोध:] विरोध 
[अपि | भी [पूवंवत्‌ | पहले के समान प्राप्त होता है। 

इसपर भी घ्यान देना आवश्यक है कि पूर्वोक्त अग्निहोंत्र और दर्श-यूर्णमास 
का--'यावज्जीवं' वावयों को--ग्रुणविधि झानकर यावज्जीविता को कर्म का 
घ॒ममं माना जाता है; तो दर्श-पूर्ण मास के विक्ृतियाग सौर्यादि इष्टियों में भी 
यावज्जीवन अनुष्ठान की प्राप्ति होगी । 'प्रकृतिवद्‌ विक्ृतिः कत्तेब्या --प्रकृति के 
समान विक्ृति में क्रिया की जानी चाहिए, इस व्यवस्था के अनुसार दर्श-पुर्णणास 
के यावज्जीवन अनुष्ठान का विधान सौर्यादि इष्टियों के लिए भी मान्य होगा। 
परन्तु सब इष्टियों का यावज्जीवन अनुष्ठान किया जाना अशक्य है; क्योंकि 
आस्त्र में इन्हें यावज्जीवन अनुष्ठान के अयोग्य माना गया है, क्‍योंकि ये काम्य 
इष्टियाँ हैं। कामना के न होने पर इतका त्याग सम्भव है। इसलिए सौर्पादि 
इष्टियों का यावज्जीवन अनुष्ठात का विधान शास्त्रविरुद्ध है। फलतः 'याव- 
ज्जीवं' वाक्‍यों में यावज्जीवन को कम का घर्म न मानकर कर्त्ता का धर्म मानना 
युक्त है ॥६॥ 

अधिकरण का उपसंहार करते हुए सूत्रकार ने कहा-- 


अथ ट्वितीयाघ्याये चतुर्थ: पाद: ३२६ 


कर्तुस्तु धर्मनियमात्‌ कालशास्त्रं निमित्तं स्पात्‌ 0७ 


[कर्तुं:] कर्त्ता के [धर्मतियमात्‌ ] धर्मनियम से [तु] तो [कालझास्त्रम्‌ ] 
काल की अवधि का विधायक श्ञास्त्र, अग्तिहोत्रादि के अनुष्ठान का [तिमित्तम्‌ 
निमित्त--प्रयोजक [स्यात्‌ | है। 

कर्त्ता यजमान आहितागिनि होकर धर्मानुष्ठान के लिए प्रतिज्ञा करता है-- 
समस्त जीवन अग्निह्वोत्र दर्श-पुर्णमास घर्मों का नियमपूर्वक यथासमय अनुष्ठान 
करता रहूँगा | 'यावज्जीवमस्निहोत्रं जुहोति, यावज्जीवं दश्षपूर्णमासाम्यां यजेत' 
यह 'कालश्ञास्त्र” है--काल की अवधि का निर्देश करनेवाला शास्त्र | यह काला- 
वधिनिर्देश किस कार्य के लिए है ? इसका प्रयोजन क्या है ? उत्तर है, यह अग्नि- 
होत्रादि घर्मानुष्ठान के लिए है। धर्मानृष्ठान का यह (जीवनकाल) निमित्त 
है । जब तक जीवन है, तब तक धर्मानुष्ठान है। जीवन न रहे, तो धर्मानुष्ठान भी 
न होगा । धर्मानुष्ठान करनेवाले कर्त्ता का यह धर्म है। यावज्जीवन कतृधर्म है । 
धयावज्जीवं! वाकयों में, यावज्जीवन को उद्देश्य बनाकर--लक्ष्य बनाकर- 
अग्निहोत्र और दर्श-पूर्णणास का कत्तव्यरूप से विधान किया गया है। जीवन के 
निमित्त होने पर कर्म-धर्मं का विधान किया जाता है। वहाँ प्रत्येक प्रयोग पर कर्म 
समाप्त हो जाता है। इप्त स्थिति में व्यपवर्ग --अर्थात्‌ एक कर्म की समाप्ति और 
अन्य का आरम्भ--भी उपपन्न होता है। फलतः “यावज्जीवं' कर्त्त॑धर्म है, यह 
निदिचत होता है॥७॥। (इति यावज्जीविकार्निहोत्राईधिकरणम्‌--१ ) 


(सर्वशाखाप्रत्ययेककमंताइधिकरणम्‌--२) 


अग्निहोत्र आदि नित्यक्म हैं, यह निश्चित हो जाने पर शिष्य जिन्नासा 
करता है--क्या अग्निहोत्र आदि कर्म प्रत्येक शाखा में एक ही है ? अथवा शञाखा- 
भेद से कमंभेद है ? प्रतीत होता है, शाखाभेद से कमं भेद होना चाहिए, अन्यथा 
शाखाभेद व्यर्थ है। आचार ने शिष्य-जिज्ञासा को पूर्व॑पक्षरूप में सूत्रित किया--- 


नामरूपधर्मविशेषपुनरुक्तिनिन्दाईशक्तिससाप्तिवचन- 
प्रायश्चित्तान्याथंदर्शनाच्छाखान्तरेषु कमंभेद: स्थात्‌ ॥5॥॥ 


[ताम-रूप-धर्मविश्लेष-गुत्रुक्ति - निन्‍्दा-अशक्ति-समाप्तिवचन-प्रावश्चित्ता- 
न्‍्यार्थदर्शनात्‌ | (१) नाम, ( २) रूप,(३) घमविशेष, (४) पुनरुक्ति,( ५) तिन्‍दा, 
(६) अश्क्ति, (७) समाप्तिवचन, (८) प्रायश्चित्त, (६) अन्याथंदशंन हेतुओं 
से [शाखान्तरेषु | भिन्‍न शाखाओं में [कर्मभेद: | कर्म का भेद [स्थात्‌ ] है। 

काठक, कालापक, पैप्पलादक, तैत्तिरीय, मत्रायणी आदि अनेक शाखा देखी 
जाती हैं। इनमें सन्देह होता है, एक ज्ञाख्ता में जो अग्निहोत्र आदि कर्म विहित हैं, 


३३० मीमांसा-दर्शन 


क्या शाखान्तर में भी वही कर्म हैं? अथवा झाखाभेद से कर्म का भेद है? 
निम्नांकित हेतुओं के आधार पर शाखाभेद से कर्म का भेद मानना युक्त होगा-- 

(१) न्ामभेद---एक काठक का कर्म है, एक कालापक शाखा का। इस 
प्रकार शाखा के नामभेद से कर्म का भेद होता है । काठक, कालापक आदि केवल 
ग्रन्थों के नाम हैं, कर्मो के नहीं,--यह कहना ठीक न होगा, क्योंकि ये कर्मो के भी 
नाम हैं। यह काठक अग्निहोत्र है, यह कालापक अगिहोत्र, आदि व्यवहार शास्त्र 
एवं लोक में प्रत्यक्ष है। 

(२) रूपभेव---इससे कम भेद होता है। यह कर्म के स्वरूप का भेद है। एक 
शाख्ता में पढ़ा है--“अस्लीषोसीयमेकाददाकपालं * *' प्रायच्छन्‌----अग्ति-सोम देवता 
बाला पुरोडाश एकादक्ष कपाल में संस्कृत कर प्रयोग में लाया जाता है। अन्य 
शाखा में 'द्वादश कपाल॑' पढ़ा जाता है। वह पुरोडाश बारह मृत्पात्रों में संस्कृत 
किया जाना चाहिए। इससे प्रतिशाखा कर्म का भेद स्पष्ट होता है । 

(३) धर्मविश्वेष--इसका अर्थ है--आचरण में भेद । वृष्टि की कामना 
से किये जानेवाले याग का नाम 'कारीरी' है । कारीरी इष्टि का अध्ययन करने के 
दिनों में तैत्तिरीय शाखा के छात्र धूमि पर बैठकर भोजन करते हैं; अन्य शाखा- 
वाले ऐसा आचरण नहीं करते | इसी प्रकार अग्निचयन का अध्ययन करते समय 
किन्‍्हीं शाखावाले छात्र उपाध्याय के लिए घड़ों में जल भरकर लाते हैं, अन्य 
शाख्रावाले ऐसा आचरण नहीं करते। ऐसे ही अद्वमेघ का अध्ययन करनेवाले 
कुछ लोग अश्व के लिए घास लाते हैं, और इसे अपने कार्य में उपकारक होने की 
अभिलाषा रखते हैं; दूसरे लोग अन्य धर्म का आचरण करते हैं। यदि प्रत्येक 
शाखा में कर्म एक-समान हों, तो ऐसा आचरणभेद नहीं हो सकता । अत: शाखा- 
भेद से कमंभेद मानना युक्‍त है । 

(४) प्रुनरक्ति--यदि सब शाखाओं में पढ़ा गया कर्म एक हो, तो एक 
शाखा में विहिंत कर्म का शाखान्तर में कथन होना पुनझक्त होगा। पुनरुक्‍्त वाक्य 
निस्‍्थंक होता है । शाखाशास्त्र को निरर्थक कहना युक्त न होगा । अत: प्रत्येक 
झाखा में कर्म का कथन कर्म के भेद का साधक है। 

(५) निन्‍्दा--निन्‍्दावचन विभिन्‍न शाखाओं में कर्मभेद के बोधक हैं। 
अनुदित होम --सूर्योदिय से पहले किये जानेवाले अग्निहोत्र होम की निन्‍्दा में निम्न 
सन्दर्भ उपलब्ध है--- 


प्रातः प्रातरनृतं ते बदन्ति पुरोदयाज्जूहृति य्रेउग्निहोन्रस्‌। 
दिवाकीत्यंसदिवा कीत॑यन्तः सूर्यो ज्योतिर्त तदा ज्योतिरेषाम्‌ ॥ 
सवेरे-सवेरे वे कूठ बोलते हैं, जो सूबे निकलने से पहले अग्निहोत्र होम करते 
हैं। जो दिन में बोलना चाहिए---चूयों ज्योतिः' उसे दिन निकलने से पहले रात 


अथ द्वितीयाध्याये चतुथथे: पादः श्रे१ 


में बोलते हैं, तब इनकी सूर्य ज्योति नहीं होती । 

अन्य शाखावाले उदित हो म +-सूर्योदय के अनन्तर होनेवाले अग्निहोत्र--की 
निन्‍दा करते हैं। कहते हैं--- 

यथा$तिथये प्रद्रुतायान्नमाहरेयुस्तादूकू तब्‌ यदुदिते जुहति'--सूर्योदय के 
अनन्तर होम करनेवालों का कार्य ऐसा ही है, जैसे घर में आकर लौट गये अतिथि 
के लिए अन्तप्रदात का प्रयास करता। ये निन्‍दावचन उसी अवस्था में उपपन्‍न 
हो सकते हैं, जब प्रतिश्ाखा कमंभेद माना जाय । 

(६) अज्ञक्ति--समस्त शाखाओं में प्रकृति, विक्ति, अज्धभू, उपाज़ आदि 
रूप में जो कर्मों का विधान किया गया है, यदि वह अभिन्‍न है, एक है, तो उसका 
एकत्र संग्रह करके अनुष्ठान करता किसी भी व्यक्ति की शक्ति से बाहर है। ऐसे 
अश्क्य -- अव्यवहाय॑ कर का विधान व्यर्थ होगा। फलत: प्रतिशाखा कर्मभेद 
मानना युक्त है। 

(७) समाप्तिवचन--समान नामवाले कर्म में उसके विभिन्‍न अंशों पर 
समाप्ति का कथन कर्म के अभेद का बाधक है। एक शाखावाले कहते हैं -हमारा 
अग्तिचयनं-कर्म यहाँ समाप्त होता है । अन्य शाखावाले समाप्ति अन्यत्र बताते 
हैं। किसी एक कर्म की समाप्ति प्रक्रिया के दो अवसरों पर नहीं हो सकती। 
समाप्तिभेद के कथन से कर्म का भेद ज्ञात होता है। एक ही कम दो जगह समाप्त 
हो, यह सम्भव नहीं । 

(५) प्रायदिचत्त--किसी एक शाखावाले अनुदित होम के समय पर न 
किये जाने की स्थिति में प्रायश्चित्त का विघान करते हैं। अन्य शाखावाले उदित 
होम के विषय में ऐसा कहते हैं। कर्म यदि विधि-अनुसार समय पर नहीं किया 
जाता है, तो उसके लिए प्रायश्चित्त का कथन है। प्रायश्चित्त तभी किया जाता 
है, जब किसी कम के अनुष्ठान में कोई न्यूनता या अन्य दोष हो जाय। ऐसी 
स्थिति--उदित-अनुदित होम आदि को सब शाखाओं में एक मानने पर सम्भव 
नहीं, क्योंकि स्वेत्र कर्म के अभेद में अग्निहोत्र के उदित और अनुदित दोनों काज 
बिहित होते हैं। तब प्रायश्चित्त क्यों ? इससे ज्ञात होता है, उदित अग्निहोत्र 
होम भिन्‍न है और अनुदित अग्निहोत्र होम मित्त। कम का भेद मानने पर 
अग्नहोत्र के दोनों प्रकारों में--विधि-अनुसार अनुष्ठान करने पर--प्रायश्चित्त 
का विधान उपपन्‍्न होता है । 

(६) अन्याथ्दर्शन--इसका तात्पर्य है, किसी एक शाखा या ब्राह्मण में जो 
बात कही है, अन्य शाखा आदि में उससे भिन्‍न बात का कहना । वैदिक' वाहूमय 


१. द्रष्टव्य--निदानसूत्र, ५।१३।२३ (यु० मी०)॥ वहाँ पाठ है--“अथाषि 
बअाह्यणमेव भवति-तेषां ये पुरस्ताहिदोक्षाणा: स्युयंथु वेवां गृहपतिरिति ४ 


शेश्र मीमांसा-दर्शन 


में सन्दर्म है--“यदि पुरा दिदीक्षाणा: स्थुः, यदि था एपां गृहपतिः, गृहपते्चाप्तु- 
सत्रिण इति, त एनमेव बृहत्सामानं ऋतुमुपेयुट, उपेतं ह्योषां रथन्तरम्‌॥ अथ 
यदि अविदीक्षाणा:--यदि सत्रयाजी गृहपति एवं उसके अनुयायी सब यजमान 
पहले से दीक्षित हो चुके हैं, तो वे इस 'बृहत्सामा' क्रतु का अनुष्ठान करें; क्योंकि 
इतका “रथन्तरसामा' ऋतु अनुष्ठित किया जा चुका है। यदि प्रचम दीक्षित नहीं 
हुए हैं, तो रथन्तरसाम का अनुष्ठान करते हैं। 

द्वादशाह (बारह दिन में सम्पन्न होनेवाले) सत्र ज्योतिष्टोम के पृष्ठसंज्ञक 
स्तोत्र में समुच्चयरूप से रथन्तरसताम और बृह॒त्साम का प्रयोग होता है। ये दोनों 
साम ज्योतिष्टोम के अज्भ हैं। उक्त सन्दर्भ में बताया गया कि सत्रयाजी यजमान 
प्रधम दीक्षित है, अथवा अदीक्षित है, इस सत्र के अनुष्ठान का अधिकारी है। यह 
एक बात कही गई । 

ताण्डक ब्राह्मण में बताया---'एव वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञाना यज्ज्योतिष्टोसः, 
य एतेनानिष्ट्वाउन्याउन्येन यजेत, गत्तंपत्यसेव तज्जायेत, प्र वा सीयते'--यज्ञों में 
प्रथम यज्ञ यही ज्योतिष्टोम है; इससे यजत न करके जो अन्य-अन्य से यजन 
करता है, वह गड्ढे में गिर जाने के समान है, अथवा मर जाने के समान। यह 
नियम सवंत्र ज्योतिष्ठोम से प्रथम यजन करना स्थिर करता है। यह दूसरी बात 
है, अर्थात्‌ पहले कथन से अन्य अर्थ का कथन है । इसके अनुसार अदीक्षित यज- 
मान का हादशाह सत्र में अनुष्ठान के लिए उपस्थित होना उपपन्न नहीं होता । 
इसकी उपपत्ति व सामञजस्य के लिए आवश्यक है, प्रत्येक शाखा में कर्म का भेद 
माना जाय । इससे ताण्डक शाखा का नियम उसी शाखावालों के लिए लागू 
होगा । तब इन दोनों कथनों में अनुपपत्ति या असामण्जस्य की कोई आशंका न 
रहेगी। 

सूत्रकार ने प्रतिशाखा करमंभेद को सिद्धि के लिए उक्त नौ हेतु प्रस्तुत किये 
हैं। परन्तु माष्यकार शबर स्वामी ने भाष्य में यहाँ पाँच अन्य हेतुओं का कर्म भेद 
की सिद्धि के लिए उल्लेख किया है | प्रतीत होता है, सूत्रकार ने 'अन्यार्थदर्शनम्‌' 
हेतु में इनको अन्तहित मानकर पृथक्‌ निर्देश नहीं किया। क्योंकि आगे समाघात- 
सूत्रों में समाधान की दृष्टि से इनका उल्लेख है। इसी मावना से भाष्यकार ने 
पृ पक्षरूप में उनका यहाँ स्पष्ट निर्देश कर दिया है। 

(१०) अन्‍्यार्थंदर्शन (क)--अतिशाखा कर्मभेद का अन्य उपोद्बलक हेतु 
है, सुपर्ण अथवा इ्येन याग के अग्निचयन-सम्बन्धी कर्मविश्वेष में ग्यारह यूपों की 
स्थापना का अन्तराल-परिमाण, अर्थात्‌ यूपों के अन्तराल की नाप। इस याग में 
ग्यारह पक्ुओं को बाँधने के लिए ग्यारह यूप गाड़े जाते हैं। सुपर्णयाग का जग्वि- 
र्थण्डिल (-वेदि) पंख फैलाये श्येत की आकृति के समान द्वोता है। उस 
स्थण्डिल पर ग्यारह यूप गाड़ने के _स्थान और उनके अन्तराल के विधय में वैदिक 


अंथ द्वितीयाध्याये चतुर्थ: पाद: श्श्३े 


वाहूमय के लेख परस्पर भिन्‍न हैं, जो प्रतिशाखा कर्मैक्य के बाधक हैं । 

मैत्रायणी संहिता | ३।४।८] में पाठ है _'यत्पक्षसंमिता मिनुयात्‌ कनोयांस 
यज्ञजतुमुपेयात्‌ कनोयसी प्रजां कनीयसः पशूल्‌ कनीयोत्नाथं, पापीयान्‌ स्पात्‌ 
अथ यद्वेदिसंमितां मिनोति ज्यायांसं चिनुते ज्यायांसमेव यज्ञऋतुमुपेति मुयसी 
प्रजां भूयसः पश्चून्‌ भुयोडल्नाहम्‌ ॥ 

एकादशिनी इष्टि में यजमान यदि फैले पंखों के समानस्थल में यूपों की 
नाप स्थापित करता है, तो छोटे क्रतु को, छोटी प्रजा को, छोटे पशुओं को, छोटे 
अन्‍्नादय को एवं पाप को प्राप्त होता है। पर यदि वेदि के समानस्थल में यूपों 
की नाप स्थापित करता है, तो बड़े ऋतु को, बड़ी प्रजा को, बड़े (--बहुत ) 
पशुओं को, पर्याप्त अस्ताद्य को प्राप्त होता है।' इस सन्दर्भ में पक्षसम्मित मान 
(--जाप) का निन्दापूर्वक प्रतिषेध कर वेदिसस्मित मान को स्तुतिपूर्वक 
स्कीकारा है। ये ग्यारह यूप-स्थापना के परस्पर विरुद्ध लेख, प्रतिशाखा कर्मे- 
भेद के द्योतक हैं। 

अस्य शाखाबाले पढ़ते हैं--“रथाक्षमात्राणि यूपाम्तरालानि भवन्ति| [आप० 
श्रौत० ८५४१७ ]--रथ के धुरा की बराबर दूरी पर यूप स्थापित होते हैं। यदि 
इस विघान को सत्र लागू किया जाता है, तो न पक्षसम्मित नाप की--और न 
वेदिसम्मित ताप की--मान्यता रहती है। ये सब लेख उसी अवस्था में उपपन्न व 
समड्जस रहते हैं, जब प्रतिशाख्रा कर्म का भेद माना जाता है। 


१. “सुपर्णयाग का अग्निस्थण्डिल पंख फैलाये ह्येन के समान होता है। उत्तर- 
दक्षिण पंखभाग, मध्य में आत्मस्थानीय भाग, पूर्व में चञ्चुस्थान और 
पश्चिम में पुज्छस्थान होता है। आहवनीय की पूर्वेरेखा के मध्य में एक 
यूप गाड़ा जाता है, और पाँच-पाँच यूप दोनों ओर गाड़े जाते हैं । इन यूपों 
को कितने स्थान में गाड़ें, इसके लिए प्रथम पक्ष है--उत्त र-दक्षिणस्थ पंखों 
का फैलाव जितने स्थान में है उतनी बराबर दूरी रखकर गाड़ें। यह पक्ष- 
सम्मान [ >-पक्ष बराबर >दक्षिण और उत्तर प्रत्येक ओर चार हाथ और 
२२ अंगुल (इस पक्षपरिमाण और अगले वेदिपरिमाण के लिए देखें--- 
कात्या० श्रौत विद्याधर टीका, भूमिका, पृष्ठ ६३) परिमाण] से यूपों का 
मान है। दूसरा पक्ष है--वेदि का जितता पूर्व दिशा में स्थान है, उसमें , 
बराबर दूरी रखकर यूपों को गाड़ें। चयन में वेदि का परिमाण इस ऋतु में हे 
४० पद८-कदम -- साढ़े सात पुरुष --सवा छब्बीस हाथ होता है। तीसरा 
पक्ष है--रथ के अक्ष-परिमाण (-5१०४ अंगुल--चार हाथ ८ अंग्रुल) 
मध्य दूरी छोड़कर गाड़ना चाहिए।'*'पंख बराबर सम्मान की निन्‍दा से 
उसका प्रतिषेध और वेदिसम्मान की स्तुति से उसकी विधिं जानी जाती 


रेड मीमांसा-दर्शन 


(१ १) अन्यार्थदर्शन (ख ) -- ज्योतिष्टोम-प्रसंग से किसी शाखा में पाठ है-- 
है संस्तुतानां विराजमतिरिच्येते--स्तोत्रों में प्रयुक्त की गई ऋचाओं में विराट 
से दो ऋचा अतिरिक्त शेष रह जाती हैं। अन्य शाखावाले कहते हैं--तिस्रः 
संस्तुततानां विराजमतिरिच्यन्ते---स्तोत्रों में प्रयुक्त की गईं ऋचाओं में विराद्‌ 
संख्या से तीन ऋचा अतिरिक्त वेष रह जाती हैं। विराट्‌ पद दस संख्या का 
पर्याय है ।। स्तोनों में प्रयुक्त ऋचाओं की संख्या को १० से विभाजित करने पर 


है।*“*एक विधि का भ्रतिषेध और एक विधि का विधात कर्मभेद मानने पर 
सम्भव होता है।*''रथाक्षमात्र यूपों का अन्तराल होने पर न पक्षसम्पान 
हो सकता है, न वेदिसम्मान । 

पक्षसम्मित पक्ष में दक्षिणपक्ष --४ हाथ २२ अंगुल, उत्तर पक्ष + 
४ हाथ २२ अंगुल, दोनों के मध्य का भाग--७ हाथ, सब मिलाकर १६ 
हाथ २० अंगुल स्थान होता है। 

बवेदिसम्मित में वेदी का परिमाण २६ हाथ ६ अंगुल कह चुके हैं। ११ 
यूपों के मध्य के १० अन्तराल --१० रथाक्षप्रमाण-- १०४० अंगुल बराबर 
४३ हाथ ८ अंगुल होता है। इसके साथ १९ यूपों की मोटाई न्यून से न्यून 
एक व्तिस्ति-- १२ अंगुुल होने पर ५ हाथ १२ अंगुल होगी । अतः ११ यूप 
अन्तराल-सहित ४८ हाथ २० अंगुल लम्बे स्थान में स्थित होंगे। इस प्रकार 
रथाक्षप्रमाण अन्तराल मानने पर न पक्षसंम्मित यूप-निखनन उपपन्न होता 
है, और ना ही वेदिसम्मित। कात्यायन श्रौत ८ा८।६-७-८ में रथाक्ष- 
अन्तराल वेदिसस्मित और पक्षसम्मित तीनों पक्ष स्वीकार किये हैं।” (यु० 
मी०)॥ 

उक्त टिप्पणी में यह स्पष्ट किया गया कि---सुपर्णयाग़ के अम्तिचयन 
अवसर पर अश्निस्थण्डिल की रचना पंख फैलाये हयेन के समान होती है, 
उसपर एकादश्ष यूपों का निखनन कहाँ होना चाहिए। ये यूप एकादश 
पशुओं को बाँधने के लिए गाड़े जाते हैं, इसलिए सुपर्णयाग के इस अंग का 
नाम एकादशिनी इष्टि कहा जाता है। 

देहरादून मण्डल के विकासतगर (पुराना नाम--चू हड़पुर) और 
कालसी यमुना पुल के मध्य--चकरौता को जानेवाले मोटर-मार्ग पर-- 
पूर्व की ओर पहाड़ी के समतल-सदुश ढलान पर फंली उक्त प्रकार की 
एक वेदि--केन्द्रीय सरकार के युरातत्त्वानुसन्धान-विमाग द्वारा खुदाई 
कराये जाने पर--उपलब्ध हुई है। लेखक ने स्वयं जाकर उसे देखा है। यह 
खुदाई उस समय विभाग के उच्चपदस्थ कायंरत श्री रामचन्द्रनू की देखरेख 
में कराई गई थी। 


अंथ द्वितीयाष्याये चतुर्थ: पाद: ३३५ 


पूर्ण विराट संख्या से जितनी ऋचा शेष रह जाती हैं, उनकी संख्या एक शाखा 
के अनुसार दो है, अन्य श्ञाखा के अनुसार तीन । यदि प्रत्येक शाखा में कर्म का 
अभेद माता जाय तो विरोध होगा। कर्मों का भेद मानने पर एक शास्त्र के अनु- 
सार किसी ज्योतिष्टोम में दो का, तथा अन्य शाला के अनुसार किसी में तीन 
का विराट पूर्ण संख्या से अतिरेक उपपन्न हो जाता है । इसलिए प्रतिशाखा 
कर्म का भेद मातना उपयुक्त है। 

निरुक्त [७१३] में बताया--/बिराड्‌ विराजनात्‌ सम्पूर्णाक्षरा ४ “विराट्‌' 
सद “वि” उपस्गपूर्वंक 'दीप्ति' अथेवाली 'राजू” धातु से निष्पन्न होता है। यह 
विराद्‌ सम्पूर्णाक्षर है। अक्षर--संख्या के प्रतीक अंक जितने में सम्पूर्ण हो जाते 
हैं, वह एक विराट्‌ है। अक्धों के समस्त प्रतीक एक से दस तक पूर्ण हो जाते हैं। 
एक से नौ तक जद्धू, दसवाँ शून्य है। यह एक विराट है, एक दशक। यह इस- 
लिए पूर्ण है, क्योंकि इसके आगे संख्या बढ़ाने के लिए फिर दस के आग्रे १, २, ३ 
को ही दुहराया जाता है। फिर बीस पर पूरा होनेवाला दूसरा विराद्‌ है, दूसरा 
दर्यक, जो दो पर शून्य लगाकर अभिव्यक्त किया जाता है। विभिन्‍न स्तोत्रों में 
प्रयुक्त ऋचाओं की संख्या को विरादू (5-१० संख्या) से विभाजित करने पर 
जितने पूर्ण दशक बन जाते हैं, उनसे अतिरिक्त--एक शास्तरा के अनुसार दो 
तथा अन्य शाखा के अनुसार तीन ऋचा शेष रह जाती हैं.। यही उक्त विरोध का 
स्वरूप है। इनका विवरण समाघान-सूत्र (२६) में किया जायगा । 

(१२) अन्याथंदशोन (ग)--सारस्वत सत्र में सुना जाता है--थे पुरो- 
डाशिनस्ते उपबिशन्ति, ये साननायिनस्ते वत्सान्‌ बारयन्ति/' जो पुरोडाश से दर्श 
करनेवाले हैं, वे चुपचाप बैठते हैं; जो सान्‍्तायी हैं, अर्थात्‌ दृध-दही की मिश्रित 
ह॒वि से दर्श करनेवाले हैं, वे वत्सों (लवारों ) को गायों से हटाते हैं | सारस्वत 
सत्ररूप सोमयाग है। सत्र निरन्तर किये जाने वाले यज्ञ हैं, जो कम-से-कम 
बारह दिन, और अधिक सहस्न बर्ष (+-दिन) तक चलते हैं । इनमें सत्रह सत्र- 
याजी व्यक्ति मिलकर अनुष्ठान करते हैं, जिनमें एक यजमान और सोलह 
ऋत्विक्‌ बनकर अपना-अपना कार्य बाँट लेते हैं । वस्तुत: वे सब यजमान द्वी 
होते हैं---कर्म के स्वयं अनुष्ठाता और फल के मागी। सोमयाग में एक यजमान 
कर्म का अनुष्ठाता और फल का भागी होता है, और सोलह ऋत्विक्‌ दक्षिणा 
द्वारा नियत काल के लिए क्रीत (खरीदे हुए) के समान होते हैं। सत्र और 
सोमयाग का यही भेद है। सत्र के अनुष्ठान में उसी का अधिकार है, जिसने 
पहले सोमयाग किया है। जो सोमयाग करके दर्शपूर्ण मास याग करता है, वह 


हु द्रष्टव्य_..'उत्सगिणामयने श्रूयते -तेषां ये पुरोडाशिनस्ते उपदर्सान्त, ये 
सान्‍नायिनस्त एतवहवेत्सान्‌ अपाकुर्वन्ति । सत्या० श्रौल १छ४८।२ १॥। 


३३६ मीमांसा-दर्शन 


दर्श के अनुष्ठान में दूध-दही की मिश्रित (>>सान्‍नाय) हवि देता है। परन्तु 
उक्त वाक्यों द्वारा सारस्वत सत्रान्तगंत दर्श में---सोमयाग किये हुए और न किये 
हए--दोनों का अधिकार बताया। यह प्रतिशाखा कर्म भेद मानने पर ही उपपन्त 
होता है । 

(१३) अन्यार्थदर्शान (घ)--अन्य वचन सुने जाते हैं। किसी झाखा में 
कहा - -उपहब्योडनिरुक्तः, अग्निष्टोमो यकज्ञः, रथन्तरसासा, अइुवः व्यावों 
वक्षिणा---उपहृव्य नामक यज्ञ-ज्योतिष्टोम का अजद्भ,' एक दिन में सम्पन्न 
होनेवाला सोमयाग है,--यह अनिरुक्‍त है, अर्थात्‌ इसमें देवता नाम का उच्चारण 
प्रत्यक्षरूप में न होकर परोक्षरूप से किया जाता है; यह अम्विष्टोम यज्ञ है-- 
अग्निष्टोम संस्थावाला सोमयाग, आर्थात्‌ जिस सोमयाग की संस्था -- समाप्ति 
आस्नेय स्तोम से होती है; यह रथन्तर सामवाला है और इसकी दक्षिणा गहरे 
भूरे (धूसर) रंग का अश्व है। 

अन्यत्र शाखा में कहा --“उपहब्यो5निरुकत:, उक्‍थों यज्ञः, बृहत्सामा, जशवः 
इबेतो रुक्मललाटो दक्षिणा'----उपहब्य अतिरुक्‍त है, उक्थ संस्थावाला सोमयाग 
है, अर्थात्‌ इसकी समाप्ति उक्थ-संज्ञक स्तोत्र से होती है, यह बृहत्सामवाला है, 
और इवेत अश्व इसकी दक्षिणा है, जिसके ललाट पर सुवर्ण का पत्रा (वर्क) 
लगा है ।* 

यदि सब शाखाओं में कम का अभेद हो, तो उपहब्य सोमयाग केये दो 
प्रकार के वर्णन असंगत होंगे | यह स्थिति कर्मभेद मानने पर उपपन्न होती है। 
इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने की बात है कि प्रतिशाखा कम का एकत्व 
होने पर यहाँ रथन्तरसाम अथवा बुह॒त्साम का विधान व्यथे है, क्योंकि यह्‌ 
उपहृब्य के प्रकृतियाग़ ज्योतिष्टोम से---प्रकृतिवद्‌ विक्ृति: कत्तेव्या' नियम के 
अनुसार--प्राप्त है। इससे भी स्पष्ट होता है--प्रतिशाखा कर्म का भेद मानना 
युक्त है ॥८।ा 

जिज्ञासापूर्ण विस्तृत पूर्वपक्ष का सर्वेसाधारण समाधान सूत्रकार प्रस्तुत 
करता है--- 


एक वा संयोगरूपचोदनाख्याइविशेषात्‌ ॥६॥ 
[वा] यह पद पूर्वपक्ष की व्याबृत्ति के लिए है, विभिन्‍न शाखाओं में कम भेद 


१. द्रष्टव्य---ताण्ड्य ब्रा० १०११, ३, १८। कात्या०श्रौत० २२१२, ८।॥ 

२. द्रष्टव्य--“उपहब्ये देवतानासधेथानि परोक्ष बूयुः स्वस्थानासु' लाट्या० 
श्रौत्र० द६१॥ 

३. कोई व्याख्याकार सुनहरी टीका (चन्दोवा) वाला अर्थ करते हैं। 


अथ द्वितीयाध्याये चतुर्थ: पाद: ३३७ 


नहीं है, प्रत्युत [ एकम्‌ |] एक--समान हैं कर्म विभिन्‍न शाखाओं में, [संयोगरूप- 
चोदनाख्या5विशेषात्‌ ] कर्म के साथ द्रव्य-देवता-सम्बन्ध के बोधक विधिवाक्यों 
तथा उनके नामों की समानता से । 

विभिन्‍न शाखाओं में कमं-विधायक वाक्य कर्म के साथ समान द्रव्य और 
समान देवता का बोध कराते हैं। कर्मों का नाम भी सर्वत्र समान पाया जाता है । 
इसलिए विभिन्‍न शाखाओं में कर्म के एकत्व में कोई बाधा नहीं है। शाखा, 
संहिता व ब्राह्मण आदि वैदिक वाडूमय में यज्ञ-कर्म का प्रयोजन अर्थात्‌ फल 
सर्वत्र समान उपलब्ध होता है। यज्ञ का रूप द्रव्य और देवता है, उनका उल्लेख 
भी सत्र समान है। यज्ञों के नाम--अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, ज्योतिष्टोम, 
कारीरी आदि भी सर्वेत्र समान हैं। तब प्रतिशाखा कमेभेद का अवकाश कहाँ 
रहता है ? यह सभी आक्षेप्रों का साधारण समाधान है ॥६॥॥ 

साधारण समाधान कर सूतका र क्रमश: प्रत्येक आक्षेप का समाधान अस्तुत 
करता है । पहला आक्षेप 'नामभेद' है। समाधान किया-- 


न नाम्ना स्थादचोदनाउपिधानत्वात्‌ ॥१०॥ 


[नाम्ना ] काठक, कालापक आदि नाम से [न स्थात्‌ ] नहीं होता, कम भेद 
[अचोदना5भिधानत्वात्‌] चोदना "कर्मों के विधिवाक्यों का अभिधान -- कथन 
काठक आदि नाम से न होने के कारण । 

काठक, कालापक आदि नाम ग्रन्थों के हैं, कर्मों के नहीं। यह काठक कम है; 
और यह ॒कालापक कर्म, इत्यादि व्यवहार---उन ग्रन्थों में--इनका वर्णन आदि 
होने के कारण होता है। ऐसा नहीं है कि कर्मों का नाम काठक-कालापक आदि 
हो, और उनके आधार पर ग्रन्थों को ये नाम दिये गए हों। स्थिति सवंथा इसके 
विपरीत है । मूलत: ये ग्रन्थों के नाम हैं, कर्मों के नहीं । इन सभी विभिन्‍न 
शाखाओं में कर्मों के नाम, द्रव्य, देवता, फल आदि का वर्णन समान होने से 
ग्रन्थों के नाम का भेद कर्मों का भेदक नहीं कहा जा सकता ॥ १०॥ 

उसी अर्थ को श्रकारान्तर से सिद्ध करने की मावना से सूत्रकार ने कहा-- 


सर्वेवाञचेककर्म्य स्थात्‌ ॥११॥ 


ग्रन्थ का नाम भिन्‍न होने से यदि वहाँ प्रतिपादित कर्मों में भेद माना जाता 
है, तो ग्रन्थ का नाम एक होमे से वहाँ पठित [सर्वेषाम्‌] सब कर्मो--अस्निह्वोत्र, 
दर्श-पुर्ण मास, ज्योतिष्दोम आदि--का [ऐककर्म्यंम्‌] एक कर्म होना [स्पात्‌ ] 
प्राप्त होता है। काठक नाम के एक होने से सबको एक कर्म माना जाय,--बह 
इष्ट नहीं । इसलिए ग्रन्थनाम न कर्म के भेद का साधक है, और न अभेद का 
साधक ॥ ११॥ 


झ्श्द मोमांसा-बशेन 
उक्त अर्थ की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किबा-- 
कृतक चासिधानस्‌ ॥१२॥ 


[कृतकम्‌ ] कृतक --अनित्य [च] भी है [अभिधानम्‌ ] अभिधान+ वास, 
काठक, कालापक आदि। 

काठक, कालावक आदि ग्रत्य नापों का प्रचलन उस समय से प्रारम्भ हुआ, 
जब कठ, कलाप आदि ऋषियों ने अग्निहोत्रादि कर्मों का प्रवचन किया, अथवा 
ग्रन्थरप में प्रथित किया; उसके अनन्तर ही अग्निहोत्र आदि कर्मों के साथ 
काठक, कालापक आदि नाम जुड़े । उससे पहले भी अग्निहोन्रादि कर्मों का 
अनुष्ठान बराबर होता था। तब ग्रन्थ-तामभेद से इनमें कोई भेद न था। प्रवचन 
किए जाने पर भेद माना जाय, यह वास्तविकता के विरुद्ध है। अत: अनेक ऋषियों 
ने अपने शब्दों में उन्हीं कर्मों का प्रवचत किया है, जो पहले से एक रूप में 
प्रचलित रहें हैं । इसलिए नामभेद को कर्मभेद का साधक कहना अयुक्त 
है॥१र॥ 

रूपभेद भी कर्मभेद का साधक नहीं ; सूत्रकार ने बताया-- 


एकत्वेषपि परम्‌ ७१३७ 

[एकल्वे] विभिन्‍न शाखाओं में पठित कम के एक होने पर [अपि] भी, 
[परम्‌ | अगला--कर्म मैद-साधक हेतु--रूपभेद उपपन्न हो जाता है। 

अग्तीषोमीय याग को कहीं 'एकादशकप्राल' और कहीं 'द्वादशकपाल' कहा। 
तात्पयं है, अग्नीषोमीय यागानुष्ठान के पुरोडाश-द्रव्य को एकादश पात्रों में 
संस्कृत किया जाय, यह किसी एक शाखा में कहा; अन्यत्र द्वादश पात्रों में पुरो- 
डाशा-द्रव्य पकाने का उल्लेख किया । प्रामाणिक अन्धों में ऐसा कथन होने से 
पात्रों की संख्या में विकल्प मानकर ये कथत उपपन्‍्न हो जाते हैं। सामर्थ्यानुसार 
चाहे ग्यारह पात्रों में द्रव्य संस्कृत करे, चाहे बारह में, इससे अग्नीषोमीय कम 
में कोई भेद नहीं आता ॥ १३॥॥ 

कर्मभेद में तीसरा हेतु धर्म भेद कहा । सूत्रकार समाधान करता है-- 


विद्यायां धर्मंशासत्रम्‌ ॥१४७ 

[विद्यायाम्‌] विद्याग्रहण के अवसर पर [धर्मशास्त्रमू | विशिष्ट धर्मों के 
पालन का शासन --विधान आचार्यों ने किया है। उनका कर्म के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं । 

भूमि पर बैठकर भोजन करना, जल-भरा घड़ा, एवं घास आादि का लाना, 
ये सब धर्मविशेष छात्रावस्था में--विभिन्‍न विद्याओं का अध्ययन करते हुए-- 


अथ द्वितीयाध्याये चतुर्थ: पादः झ्ब्ह 


छात्रों द्वारा किए जाने वाले आचरण हैं । उन-उन अध्ययन की जानेबाली 
शाखाओं में प्रतिपादित कर्म के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं। तात्पय है, छात्र 
जिस कर्म का जध्ययन कर रहा है, उस समय का उसका वह आचरण कम के 
अनुष्ठान में उपकारक नहीं होता। अत: छात्रावस्था के ये आचरण कमंभेद के 
साधक नहीं कहे जा सकते | ये सब अध्ययन-सम्बन्धी धर्म हैं, यह उन्हीं प्रसंगों 
में पठित 'अधीयाना:” आदि पदों से स्पष्ट हो जाता है। ऐसे आचरणों के कम का 
उपकारक होने में कोई प्रामाणिक उल्लेख भी नहीं है ॥ १४॥। 

पुनरुक्त-दोष-निवारण के विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है---गत चतु्देश 
अधिकरण [२।३॥२७-२६] में पुनरुक्त-दोष का समाधान अनुवाद मानकर 
किया है, “आग्नेयो5ष्टाकपालोउमावास्थायां पोर्णमास्यां चाच्युतो भवति” यह 
विधान कर जो पुन: 'आग्नेयो5ष्टाकपालो प्मावास्थायां मवति” कहा है, वह पुनरुक्त 
न होकर आगम्नेय में ऐन्द्र हवि 'दधि' का स्तुतिपूवंक अनुवाद करता है,--यह 
सिद्धान्त किया है। इसी प्रकार एक शाखा में विहित अग्निहोत्र आदि का 
शाखान्तर में विधान अनुवाद क्यों न मान लिया जाय ? इससे न पुनरुक्‍्त-दोष 
की आपत्ति होगी, न कर्म भेद की आशंका रहेगी। सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को 
पुनरक्त-दोष के आंशिक समाधान के रूप में सूत्रित किया--- 


आस्नेयबत्‌ पुनर्वेचनस्‌ ॥१५७ 


[आम्नेयवत्‌] आग्नेय वाक्य के समान है [पुत्वेचनम्‌ | शाखान्तरों में 
कर्मों का पुन: कथन । 

विभिन्‍न शाखाओं में अग्तिहोत्र आदि कर्मों का अनेकत्र जो विधान किया 
गया है, उस पुनरुक्त अथवा असकुत्‌ कथन का समाधान आस्तेय वाक्य के समाघान 
के समान समभना चाहिए। तात्पयं है, वह कथन पुनरुक्ति-दोष न होकर एक 
शाखा के विधान का अन्यत्र अनुवाद है। इस प्रकार न शाखान्तरों में कमंभेद की 
आज्ञंका रहती है, न पुनरुक्ति-दोष की । 

अनुवाद में फल का निर्देश असंगत हो जाता है, इस भावना से सूत्रकार ने 
शाखाओं में कर्मों के पुनवंचन का पूर्ण वास्तविक समाघान किया-- 


अदिवंचन वा श्रुतिसंयोगाविशेषात्‌ ॥१६॥ 


[वा] “वा पद पृव॑पक्ष के निवारण के लिए है, अर्थात्‌ कर्म के पुनर्वेचन से 
कर्म का भेद होता है, यह कथन युक्‍त नहीं । वस्तुत: [अद्विवेंचनम्‌] कर्म का दो 
प्रकार से शाखान्तरों में कथन नहीं है, [श्रुतिसंयोगाविशेषात्‌ ] श्रति-सम्बन्ध 
के सर्वत्र समान होने से । तात्पयं है, जैसा एक शाखा में अग्निहोत्र आदि का 
विधान है, बसा ही अन्य शाखाओं में है। 


शै४० भीमांसा-द्शन 


शाखान्तरों में सर्बत्त अग्निहोत आदि कर्मों का विधान निश्चित ही पुनरुक्त 
नहीं है। अपनी-अपनी शाखाओं में एक ही शाखा-प्रवक्‍ता व्यक्ति ने एक ही 
अग्निहोत्र आदि कर्मों का विधान किया है। जब एक शाखाध्यायी अन्य शाखा 
करेपढ़ता है, तो अपनी शाखा में पढ़े अग्निहोत्र-कर्म से वहाँ भी अग्निहोत्र-कर्म 
में कोई भेद प्रतीत नहीं होता। उसे उभयत्र शाखाओं में अग्निहोत्र-कर्म विषयक 
एकत्व की ही बुद्धि उत्पन्त होती है। वह इसी परिणाम पर पहुचता है कि उन 
शाखाओं में अग्निहीत्र-कर्म एक ही है। 

एक ही अर्थ को विभिन्‍न स्थानों में जब अनेक व्यक्ति कहते हैं, तो वह 
पुनरुक्त नहीं होता। चैत्र, मैत्र, विष्णु अपने-अपने घरों में 'गां दोग्घि > गाय 
दुह लो' कहते हैं, तो यह पुतरुक्त नहीं है। पर यदि चैत्र, चे्र का पुत्र, चेत्र की 
पत्ती, चैत्र का आता अपने ही घर में सद्य: 'गां दोग्धि' कहते हैं, तो यह पुनरुक्त 
है। इसलिए प्रत्येक शाखा या ब्राह्मण में उन-उन प्रवक्‍ताओं द्वारा विहित अग्ति- 
होत्र आदि कर्म स्वेत्र एक ही हैं। न यह पुतरुक्‍्त हैं, त कमंमेद । 

सुबोधिनी वृत्ति में सूत्रपाठ 'अश्रुतिसंयोगाविश्येषात्‌” भज्ञात अर्थ का बोधक 
वाक्य विधिवाक्य कहा जाता है। अश्रुति-संयोग अर्थात्‌ सब शाखाओं में 'अग्नि- 
होत्न जुहुयात्‌' आदि वानयों का अज्ञातार्थ के साथ सम्बन्ध समान रूप से होने के 
कारण ये वाक्य अनुवाद नहीं, सबेत्र विधिजावय हैं ॥१६॥ 

पुनरुक्ति-आक्षेप का सूत्रकार ने अन्य ससाधान किया--- 


अर्थासन्निधेश्च ॥१७॥ 


[अर्थासन्लिधे:] अध्ययनादि-रूप सन्तिधि--सामीप्य के न होने से [च] 
ही शाखान्तरों में कम भेद कहना अयुक्त है। 

एक व्यक्ति अनेक शञाखागत अर्थों (अग्निहोत्रादि कर्मों) के साथ अध्ययनादि- 
रूप सामीष्प प्राप्त नहीं कर पाता, उनसे दूर या वड्न्चत रह जाता है, तो इससे 
न शालान्तरों का आनर्थकय प्राप्त होता है, और न यह कर्मभेद का द्योतक है। 
प्रत्येक शाखा को जानना न जानना अलग बात है, परन्तु “शाला' पद स्वयं से इस 
तथ्य को अभिव्यक्त करता है कि वहाँ सर्वत्र अर्थ (अग्निहोत्रादि कम) बिखरा 
हुआ भी एक है, वह पुनरुक्त नहीं । जिस प्रकार एक वुक्ष की शाखा पर जैसे 
पत्ते, फूल, फल होते हैं, वेसे ही अन्य सब शाखाओं पर होते हैं। ऐसा होता 
सर्वथा असम्भव है कि एक ही वृक्ष की एक शाखा पर आम और दूसरी पर 
विबोली लगें। काठक, "त्तिरीय आदि सब शाखा भी एक वेद-वृक्ष की हैं। इनमें 
प्रतिपादित अग्निहोत्र, ब्वाँपूर्णमास आदि अर्थ सर्वत्र समान हैं। किसी भी शाखा 
से उनका अध्ययन कर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है । इसमें पुनरक्ति की 
कल्पना व्यथ्थे है। वेद-वुक्ष की शाखा-अशाखाओं एवं अवान्तर विभागों का महान्‌ 


अथ द्वितीयाध्याये चतुर्थ: पाद: ३४१ 


विस्तार है। उसको आचायों ने मुख्य रूप से चरण और शाखा-रूप में विभाजित 
किया है । ये सब मूल वेद के व्याख्यान हैं। जैसे वृक्ष के तने से प्रथम मुख्य 
शाख्ायें फूटती हैं वैसे वेद के सीधे प्रथम व्याख्यान 'चरण' और आगे उनके 
अवान्तर विभाग--वृक्ष की प्रमुख टहनियों के समान--अच्य शाखायें हैं। 
यह आवश्यक नहीं कि इस समस्त का अध्ययन करके ही अग्निहोत्रादि अर्थ की 
प्राप्ति हो । यह तो मीठी रोटी के समान है, चाहे जिधर से काटो, आस्वाद एक- 
सा मिलेगा। अग्निहोत्र आदि कर्म भी सब शाखाओं में समान हैं। अध्येता या 
अनुष्ठाता जहाँ से चाहे, प्राप्त कर सकता है। 

सद्यपि विभिन्‍न शाखाओं में एक ही विषय पर पाठभेद तथा कहीं यज्ञादि 
प्रक्रिया में भी भेद पाया जाता है, पर इससे मूलभूत अग्निहोत्रादि कर्म में कोई 
अन्तर नहीं आता। पाठभेद प्राय: व्याख्यामूलक होते हैं। प्रक्रिया में देशाचार 
आदि के कारण साधारण भेद सम्भव है । पर इतने से अग्निहोत्रादि कम विभिन्‍न 
शाख्राओं में भिन्‍न हैं, ऐसा नहीं है। कर्मेकत्व सत्र अबाधित रहता है ॥१७॥ 

आचार सूत्रकार ने पुनरक्ति का अन्य समाघान किया-- 


न चेक॑ प्रति शिष्यते ॥१८॥ 


[एकम्‌ प्रति] विभिन्‍न शाखाओं में पठित कर्म, एक उसी शाखा के अध्येता 
या अनुष्ठाता के लिए [न] नहीं [शिष्यते] कहा गया है, प्रत्युत सबके लिए 
कहा गया है। 

काठक, कालापक, तैत्तिरीय आदि शाखाभेद प्रवक्ता के भेद के कारण हैं, 
कर्मभेद इसका कारण नहीं है। प्रत्येक प्रवक्ता ने मानव-मात्र की भलाई के लिए 
बैदिक कर्मों का अपने-अपने समय में उपदेश किया। यदि किसी झ्ााखा में किसी 
कम के अज्भः का उपदेश है, अन्यत्र अन्य अज्भ का, तो उनका उमयत्र अध्या- 
हार होना अभीष्ट है। इससे समस्त शाखाओं में कर्म की एकता प्रमाणित 
होती है । किसी भी शाला में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि यह इतना ही कर्म 
है, और किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए है। काठक झाखा में जो काठक- 
शाखाघ्येता के लिए है, वह तैत्तिरीय-शाखाध्येता के लिए भी है। इसी प्रकार 
त्रैत्तिरीय-शाखागत कर्मोयदेश काठक-शाखाघ्येता के लिए भी है । कर्म की 
पूर्णता के लिए एक-दूसरी शाखा से अज्ञों फा परस्पर उपसंहार कर लेना अभीष्द 
है। इस प्रकार जो अग्निहोत्र काठक शाखा का है, वही तैत्तिरीय शाखा का है । 

* इनको भिन्‍न कहनेवाला कोई वाक्य झाखाओं में उपलब्ध नहीं होता | फलतः 
सब शाखाओं में कहा गया अग्निहोत्र मिलकर एक पूर्ण कर्म है। ऐसे ही अन्य 
दक्षे-पुर्णणास आदि कर्मों के विषय में समभना चाहिए । सूत्र में 'व' पद युक्‍त्यन्तर 
का निदेशक है ॥१८॥ 


३४२ मीमांसा-दशेन 
समाप्तिवचन-आक्षेप के समाधान में सूत्कार ने कहा-- 


समाप्तिवच्च सस्प्रेक्षा ॥१ ॥ 


[च] और [समाप्तिवत्‌ ] समाप्तिवाला कथन [ सम्प्रेक्षा ] उत्प्रेक्षामात्र 
है, कल्पनामूलक । 

एक ब्लाखावाले कहते हैं, हमारा अग्तिचयत-कर्म॑ यहाँ समाप्त होता है; 
अन्य शाखावाले कहते हैं, हमारा अग्तिचयन-कर्म॑ यहाँ समाप्त नहीं होता; ऐसा 
कथन उत्ट्रेक्षामात्र है | तात्पय है, वास्तविक नहीं है । जब कर्म की समाप्ति होने- 
बाली होती है, कुछ अंश शेष रह जाता है, तब भी कर्म की समाप्ति को कथन 
व्यवहार में आता है । कर्म की आसन्न-समाप्ति में--बस अब यह समाप्त हुआ 
ही समझो, मान लो अब यह समाप्त हो गया, अब समाप्त होने में कमी ही क्या 
है ?---आदि व्यवहार प्राय: होता रहता है। यह वास्तविक न होकर उत्ट्रेक्षामूलक 
व काल्पनिक ही समझता चाहिए । समाप्ति के भिन्‍न अवसर होने पर भी इससे 
इतना तो स्पष्ट है कि दोनों शाखाओं में एक ही अग्निचयन-कर्म अभीष्ट है। 

यह व्यवहार अश्ञास्त्रीय नहीं है । अग्निष्टोम में आध्वयंव-कर्म समाप्त होने 
पर “अल्विष्टोम: समाप्त:' यह व्यवहार देखा जाता है, यद्यपि अध्वर्यु द्वारा किये 
गये कर्म, के अनन्तर अभी होता द्वारा किया जानेवाला शस्त्र-कर्म अवशिष्ट रहता 
है। इसी प्रकार अग्निचयन-कम में समाप्ति का निर्देश समभना चाहिए। कहीं 
समाप्ति बताता, कहीं न बताता, अग्तिचयन-कर्म के भेद को सिद्ध नहीं 
करता ॥ १ &॥ 

इसके साथ ही सूत्रकार निन्‍्दा आदि आश्षेपों का समाधान प्रस्तुत करता 
है;5 

एकत्वेडपि पराणि निन्‍्दाइशक्तिसमाप्तिबचननानि ॥२०॥ 


[एकत्वे | विभिन्‍न शाखाओं में करों के एक होने पर [अपि |भी [पराणि]| 
अगले [ निन्‍्दाह्शक्तिसमाप्तिवचनानि] निनदावचन, अशक्तिवचन, समाप्ति- 
बचन उपपन्न होते हैं; तब भेद साधक कंसे ? 

अग्निहोत्र होम के उदित, अनुदित, समयाध्युषित कालों के प्रसंग से 'प्रातः 
प्रातरनृतं ते वदन्ति” आदिद्वारा उदित आदि होम की जो निन्दा की गई है, 
उसकी वास्तविकता इस प्रकार है--- 

आचार्यों ने अग्निहोत्र होम के तीन काल बताये--उदित, अनूदित, समयाध्यु- 
षित। सुर्य उदय हो जाने पर पहला काल है; उस समय नक्षत्रों का दिखाई देना 
सम्भव नहीं रहता। अनुदित काल वह है, जब नक्षत्र दिखाई देते रहें ॥ तीसरा 
समयाष्युषित काल इन दोनों के बीच में है--जब नक्षत्र भी दिखाई न दे रहे हों, 


अथ द्वितीयाध्याये चतुर्थ: पाद: ३४३ 


और सूर्य भी उदय न हुआ हो। यह काल-विभाजन में अरुणोदय-काल कहाता 
है। 

जो व्यक्ति अग्निहोत्र होम के लिए अग्नि का आधान यह ब्रत लेकर करता 
है कि वह अनुदित काल में होम करेगा, यदि वह अपने ब्रत को आलस्य-प्रमादवश 
अंग करता है, और अनुदित में होम न कर उदित आदि में करता है, उसकी यह 
निन्‍दा है। उसने अपने ब्रत को तोड़ा है, इससे कर्मानुष्ठान में उसकी अश्वद्धा का 
भाव घ्वनित होता है; तभी उसके लिए प्रायद्िचत्त का विधान है, जिसकी चर्चा 
अग्रिम सूत्र में की गई है। ये निन्दावचन अग्निहोत्र-कर्म के विषय में नहीं हैं। 

इसी प्रकार जो उदित होम का ब्रती है, वह अपने ब्रत का भंग कर अनुदित 
आदि में होम करता है, उसकी यह निन्‍दा है। ऐसे ही अध्युषित काल का ब्रती 
अपने ब्रत-नियम को तोड़कर अन्य समय में करता है, उसकी यह निन्‍्दा है। यह्‌ 
निन्‍्दा न पवित्र कर्म अग्निहोत्र की है, और न यह शाखान्तरों में कमंभेद का 
कारण है । 

इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने की बात है कि ब्रती के नियम-मंग की 
निन्‍दा द्वारा श्रद्धापूवंक नियम-पालन की प्रशंसा में ही इसका तात्पय है। अतः 
यह किसी प्रकार से दोषावह नहीं । 

अशक्तिवचन भी कर्मभेद का कारण नहीं कहा जा सकता। यदि अछक्‍्त 
व्यक्ति किसी कार्य को नहीं कर पाता, तो इससे कार्य को दोषी नहीं ठहराया जा 
सकता । असमर्थ व्यक्ति के लिए एक शाखा में विहित कम भी सर्वाज्पूर्ण रूप में 
अनुष्ठेय नहीं हो पाते; तब जितना हो पाता है, उतना करना चाहिए। नित्य 
कर्मों में उतना करना भी अभीष्ट का साधक होता है। काम्य कर्म का सर्वाज्जपूर्ण 
सम्पन्न होना आवश्यक है, क्योंकि कामना की पूर्ति उसी में सम्मब है । परन्तु 
समर्थ व्यक्ति सब शाखाओं में विहिंत कर्मो के अनुष्ठान में भी सक्षम रहते हैं। 
अधिक करने का फल भी अधिक मिलता है। यह स्थिति न कर्मों में किसी न्यूनता 
को अभिव्यक्त करती है, और न शाखान्तरों में कर्म भेद का कारण है। 

समाप्तिवचन शाखान्तरों में कमंभेद का कारण नहीं है, इसका उपपादन 
गत सूत्र के भाष्य में कर दिया गया है ॥२०॥ 

निन्‍्दावचन के समाधान में शिष्य जिज्ञासा करता है--उदित-अनुदित होम 
के विषय में प्रायश्चित्त का विधान होने से कर्मों में न्यूनता व दोष का होना ज्ञात 
होता है। उदित आदि होम का विधान कर उसमें दोष का कथन परस्पर-विरुद्ध 
हैं। इस विरोध का परिहार कर्म भेद मानने पर सम्भव है । इसका समाधान होना 
चाहिए । 

शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रकार ने पूर्व॑पक्ष-रूप से प्रथम सूत्रित किया-- 


झड४ड मीमांसा-दर्शन 


प्रायश्चित्तं निमित्तेन ॥२१७ 


[प्रायश्चित्तम्‌ | उदित, अनुदित होम में प्रायश्चित्त का विधान [निमित्तेन 
किसी कारणविशेष से किया गया है। यह प्रायक्चित्त-विधान वर्मभेद का 
प्रयोजक है । 

उदित, अनुदित होम में प्रायश्चित्त का विधान होने से इन कर्मों में त्यूनता 
आदि दोष का पता लगता है, उसका निवारण शाखास्तर में कर्मभेद मानने पर 
हैं, तो उसका विधान और प्रतिषेष परस्पर-विरुद्ध हैं। प्रतिशाखा कर्म भेद स्वीकार 
करने पर विधान अपनी शाखा में मान्य रह जाता है; शाखान्तरगत विरोध अन्य 
किसी उदितादि होम का हो सकता है !।२१॥ 

आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया-- 


प्रकरमाह्ा नियोगेन ॥२२॥ 


[वा] 'वा' पद प्व्॑पक्ष का निवारण करता है--प्रायद्चित्त के विधान से 
शाखान्चरों में कमंभेद कहना अयुक्त है। [नियोगेल ] अपने पूर्वनिर्धारित कत्तेब्य 
से [प्रक्रमात्‌ | इधर-उधर हट जाने के कारण प्रायश्चित्त का विधान है, जो 
शाखान्तरों में एक कर मानने पर भी उपपन्न होता है। 

पूर्वनिर्धारित कत्तंव्य का स्पष्टीकरण २०वें सूत्र के भाष्य में कर दिया है। 
अण्निहोत्र होम के लिए अग्ति-आधान करते समय व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार 
यह स्वीकार करना होता है कि होम-अनुष्ठान के तीन कालों में से उसे कौन-सा 
काल अनुकूल रहेगा। उसका उल्लंघन करने पर प्रायश्चित्त का विधान है । प्रति- 
शाखा कर्म का अभेद मानने पर भी कम के विधान और प्रतिषेष का साम#जस्य 
बना रहता है। अग्निहोत्र होम सब झाख्राओं में कर्म एक है; इसके अनुष्ठान- 
काल में जनुदित आदि विकल्प हैं। यज्-सम्बन्धी वैकल्पिक पदार्थों में इच्छानुसार 
कर्त्ता द्वारा कोई एक पक्ष स्वीकार कर लिया जाता है। उसका उल्लंघन ही 
दोषावह माना गया है । 

इस विषय में समबल-वाक्य 'ब्रीहिभियंजेत, यवर्यजेत' उदाहरण-रूप में 
द्रष्टव्य हैं। आचायों ने यहाँ विकल्प माना है, चाहे ब्रीहि से यजन करे, चाहे यवों 
से। जो व्यक्ति कर्मारस्भ में ब्रीहि से यजन करना स्वीकार कर ब्रीहि की अप्राप्ति 
में यवों से यजन करता है, वह प्रायश्चित्ती होता है। ब्रीहि के अभाव में उसे 
ब्रीहि के प्रतिनिधि अन्न नीवार आदि से होम करना चाहिए; यवों से नहीं। इसी 
प्रकार जिस व्यक्त ने कर्मारम्म में यवों से यजन करना स्वीकार किया है, बह्‌ 
यदि यवों की अश्राष्ति में ब्रीहिं से यजन करता है, तो वह प्रायश्चित्ती होता है। 


अथ द्वितीयाध्याये चतुर्थ: पाद: ३े४५ 


यवों की अप्राप्ति में उसे यवों के प्रतिनिधि आरण्य (जंगली) यवों से यजन 
करना चाहिए | प्रतिनिधि का विधान शास्त्रीय है । इसी के अनुसार उदित होम 
आदि में प्रायश्चित्त का प्रसंग समफना चाहिए, जो गत (२०वें) सूत्र के भाष्य में 
स्पष्ट कर दिया है ॥२२॥ 

समाप्तिवचन के विषय में सूतरकार ने और अधिक कहा-- 


समाप्ति: पूर्वबत्त्वाद्‌ यथाज्ञाते प्रतोयेत ॥२३॥ 


[समाप्ति:] समाप्ति-विषयक वचन “अत्रास्माकमस्नि: समाप्त:' इत्यादि 
[पुवंवत्वात्‌] पहले से प्रारम्भ हुए होने के कारण, उन कर्मो के [यथाज्ञाते ] 
जैसे प्रारम्भ हुए ज्ञात हैं, उसके अनुसार समाप्ति [प्रतीयेत] जाननी चाहिए 
उन कर्मों की । 

समाप्ति सदा प्रारम्भ की अपेक्षा करती है । जिस कर्म के पूरा होने पर 
समाप्ति का निर्देश है, यह आवश्यक है कि वह कर्म प्रारम्म होकर अभी तक 
चालू रहा है। प्रारम्भ होकर चालू रहते जहाँ कर्म पूरा होता है, वहीं समाप्ति 
का निर्देश यह स्पष्ट करता है कि यह समाप्ति उसी जाने हुए कर्म की है। 
समाप्ति-विषयक यह निर्देश कर्म भेद का प्रयोजक नहीं है। 

विशेष--समाप्तिवचत-आक्षेप का समाधान करने के लिए सूत्रकार ने दो 
सूत्र बताये। दो सूत्र क्यों बनाये गये ? इसका समाधान अस्पष्ट रहा है । 

आठवें आक्षेप-सूत्र के भाष्य में 'तमाप्ति वचन” का जो विवरण प्रस्तुत किया 
है, वहाँ दो वाक्य निदिष्ट हैं--एक--अन्रास्माकमग्नि: परिसमाप्यते'-यहाँ 
हमारा अग्निचयन-कर्म परिसमाप्त होता है; दूसरा है--'अपरेड्न्यत्र परिसमाप्ति 
व्यपदिशन्ति'--अन्य शाखावाले समाप्ति का अन्यत्र कथन करते हैं । माष्यकार 
ने इस प्रसंग में पहला वाक्य लिखा है---“असमाप्तेईपि समाप्तेवंचन॑ मवति'-- 
समाप्त न होने पर भी समाप्ति का कथन कर्म में होता है। आक्षेप का मुख्य 
आधार यही है कि एक ही अग्निचयन-कर्म में किसी शाखावाले कर्म के बीच 
किसी एक जगह कर्म की समाप्ति कहते हैं, अन्य शाखावाले दूसरी जगहू। इस 
विरोध का सामड्जस्य कमंभेद मानने पर सम्भव है । 

इसका समाधान सूत्रकार ने १९वें सूत्र में किया। वहाँ भी इस मान्यता के 
साथ किया है कि कर्म के समाप्त न होने पर भी समाप्ति का कथन हो जाता है । 
आष्यकार ने एक वाक्य लिखा--अन्वारोहेषु मेत्रायणीयानामग्नि: परिसमाप्यते, 
अस्‍्माक॑ तेषु न परिसमाप्यते'--मैत्रायणी शाखावाले अग्तिचयन-कर्म की समाप्ति 
अन्वारोह के अनन्तर मानते हैं। “अन्वारोह' उन मन्त्रों का नाम है, जो अग्नि- 
स्थापवा के लिए निर्मित स्थण्डिल पर अग्निस्थापना के समय बोले जाते हैं। 
अग्निचयन-कर्म यहीं समाप्त माना जाता है। दूसरी शाखावाले उस अवसर पर 


३४६ भीमांसा-दर्शन 


समाप्ति नहीं मानते । इस रहस्य को किसी व्याख्याता ने स्पष्ट नहीं किया कि 
अन्य शाखावाले अग्निचयन-कर्म की समाप्ति अन्बारोह पर न मानकर किस 
अवसर पर मानते हैं। / 

उल्नीसकें सूत्र में सभी व्याख्याताओं ने समाप्तिवचन-आश्षैप का समाधान 
तकँमूलक आधार पर किया है। वह तक॑ है-- यदि मैत्रायणी शाखावालों और 
अन्य शाखावालों का अग्निचयत-कर्म एक न हो, तो वे 'अस्माकम्‌' पद का प्रयोग 
कौसे करेंगे ? इस पद का प्रयोग तभी उपपन्न होता है, जब मैत्रायणी शाखा- 
बालों के अग्तिचयन-कर्म “को अन्य झाखावाले भी अपना कर्म मानें । तात्पय है 
अग्निचयन-कर्म सब शाखाओं में एक है, पर उसकी समाप्ति का निर्देश क्रिया के 
विभिन्‍न अवसरों पर माना गया है। इससे अग्निचयत-कर्म की--सव शाखाओं 
में --एकता नष्ट नहीं होती । इस प्रकार उक्त तर्क के आधार पर समाप्तिवंचन- 
जाक्षेप का समावान १६वें सूत्र में किया है। 

इस व्यवस्था को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उदाहरण भी दिया गया 
है । उदाहरण है, ज्योतिष्टोम के अन्तर्गत आध्वर्यव-कर्म की समाप्ति पर ज्योति- 
ब्टोम-कर्म की समाप्ति का निर्देश । प्रधान कर्म ज्योतिष्टोम का अवान्तर कर्म 
आध्वर्येव कर्म है। अध्वर्यू द्वारा सम्पन्न किये जाने के कारण इसका उक्त नाम 
हैं। इस अवान्तर कर्म के सम्पन्न होने पर प्रधान कर्म ज्योतिष्टोम की समाप्ति 
का निर्देश है, यद्सप ज्योतिष्ोम का एक अन्य अवान्तर कर्म किया जाना अभी 
ज्षेष रहता है। वह है--होता द्वारा किया जानेवाला शस्त्र-कर्म | यहाँ ज्योति- 
घ्टोम के समाप्त न होने पर भी जैसे समाप्ति का निर्देश है, ऐसे ही अग्तिचयत- 
कमे में समभना चाहिए। 

यहाँ इतना और जानना चाहिए, ज्योतिष्टोम में समाप्ति के काल्पनिक 
और वास्तविक दोनों जबसरों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है; ऐसा उल्लेख अग्नि- 
लयन-कर्म के दोनों अवसरों का स्पष्ट नहीं मिलता। अन्वारोह पर मैत्रायणी 
द्वारा निदिष्ट अग्निचयन की समाप्ति वास्तविक है या काल्पनिक ? यह सन्देह 
बना रहता है । 

इस प्रकार १६वें सूत्र द्वारा प्रतिपादित समाप्तिवचन के समाधान से प्रस्तुत 
[२३] चूत्र द्वारा प्रतिपादित समाधान में कुछ अच्तर है। सूत्रकार इस सूत्र द्वारा 
अह्‌ कहना चाहता है कि जिस प्रकृत कम के अनन्तर समाप्तिबचन का निर्देश 
है, उसी की समाप्ति वहाँ समभनी चाहिए। प्रधान कम ज्योतिष्टोम के अन्तगंत 
आध्वर्यव अवाल्तर कम की समाप्ति पर ज्योतिष्टोम की समाप्ति का निर्देश है । 
यहाँ ज्योतिष्टोम प्रधान कर्म और आध्वयेव अवान्तर कर्म दोनों प्रकृत हैं। पर 
यहाँ वस्तुतः समाप्ति आध्वयंव कर्म की है, ज्योतिष्ठोम की नहीं । तब सान्तिध्य 
से यहाँ मुख्य रूप में आध्वयंव कर्म की समाप्ति समभनी चाहिए ।॥ प्रधान कम 


अथ द्वित्तीयाध्याये चतुर्थ: पाद: र४७ 


होने के कारण ज्योतिष्टोम की समाप्ति का निर्देश औपचारिक है। जौपचारिक 
--अस्थान में निदिष्ट भिन्‍त--समाप्तिवचन शाखास्तरों में कर्म भेद का प्रयोजक 
नहीं हो सकता । तात्पर्य है, किसी भी कम की वास्तविक समाप्ति एक ही अवसर 
पर होती हैं; तब समाप्तिवचन-भेद निरस्त हो जाता है, वह कमंभेद का घटक 
कंसे सम्भव है ? 

फलत: १ ६४वें सूत्र में समाप्तिवचन का तकंमूलक समाधान आंश्षिक समाघान 
है । प्रस्तुत २३वें सूत्र में समाप्तिबचत का पूर्ण वास्तविक समाधात है। यही 
दोनों सूत्रों के प्रतिपाद्य में अन्तर है। यह समाधान अग्तिचयन-कर्म में भी लागू 
होता है। मंत्रायणी शाखा के अनुसार अन्वारोह के अनन्तर अग्निचयन-कर्म की 
समाप्ति 'मुख्य समाप्ति' होता सम्भव है। 'सम्भव' पद का प्रयोग इसलिए किया 
है, क्योंकि अन्य शाखावालों ने अग्निचयन-कर्म की समाप्ति किस अवसर पर 
मानी है, यह स्पष्ट नहीं है। जहाँ भी कहीं मानी हो, वह औपचारिक हो सकती 
है। अतः समाप्तिवचन में भेद न रहने से उसकी कमंभेद-प्रयोजकता भी नष्ट 
हो जाती है। फलत: पाखान्तरों में अवाध कर्मेक्य सिद्ध होता है । समाप्तिवचन 
उसमें बाधक नहीं ॥२३॥ 

ऋमप्राप्त अन्यार्थदर्शन-अक्षेप का समाधान सूत्रकार प्रस्तुत करता है--- 


लिज्भमविशिष्टं सर्वशेषत्वान्नहि तत्न कर्मंचोदना, तस्माव्‌ 
द्वादशाहस्याहारव्यपदेश: स्यात्‌ ॥२४॥ 


[लिझ्जुम्‌] ज्योतिष्दोम-विषयक प्राथम्य लिज़ु [अविशिष्टम्‌ | समान है, 
कर्मभ्ेद और कर्मेक्‍्य दोनों पक्षों में, [ सवंशेषत्वात्‌ ] सब प्रकार से ज्योतिष्टोम का 
अज्ध होने के कारण। [हि] क्योंकि [तत्र ] वहाँ ताण्डन्र ब्राह्मण में [ कर्म चोदता ] 
ज्योतिष्ठोम कमें का विधान [न] नहीं है। [तस्मात्‌ | इसलिए 'अथ यदि 
दिदीक्षाणा:' आदि निर्देश [ हादशाहस्य] दादशाह सत्र के विषय में [आहारव्यप- 
देशः] सम्पर्क के कथव करनेवाला [स्थात्‌ | है, ऐसा जानना चाहिए। 

अन्याय दर्शन के प्रसंग से 'दिदीक्षाणा:' आदि वाक्‍्यों के आधार पर द्ादशाह- 
सत्र में दीक्षित, अदीक्षित, दोनों के अधिकार तथा ज्योतिष्टोम के प्राथम्य को 
लेकर विरोध की कल्पता से जो प्रतिशाखा-कर्म भेद की स्थापना का प्रयास किया 
गया, वह युक्त नहीं है। कारण यह है, 'दिदीक्षाणा:' आदि पदों का ज्योतिष्टोम 
के साथ कोई सीधा सम्पर्क नहीं है । उनका सम्बन्ध द्वादशाह सब के साथ है। 
जो द्वादशाह सत्र से दीक्षित हो चुका है, वह बृह॒त्सामा क्रतु का अनुष्ठान करे, 
क्योंकि वह रथन्तरसामा ऋ्रतु का यजन कर चुका है। जो अदीक्षित है, बह रथ॑- 
तरसामा ऋतु का अनुष्ठान करे। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है, द्वादशाह सत्र में 
प्रथम रथन्तरसामा क्रतु का यजन होना चाहिए. तदनन्तर बृहत्सामा ऋतु का। 


रेडद मीमांसा-दशेन 


+रथन्तरसामा' और 'बृहत्सामा' ऋतु वे कम हैं, जिनकी समाप्ति या पूर्णता यथा- 
क्रम रथन्तर सामगान एवं बृह॒त्सामगान द्वारा होती है। 

ताण्डच्च ब्राह्मण सामवेद का ब्राह्मण है। सामवेद में ज्योतिष्टोम का विधान 
नहीं है। उसका विधान यजुर्वेद में है। परन्तु उसके प्राधम्य का कथन सामवेद 
के ब्राह्मण वाण्डब में किया गया है। सामवेद में विधान न होने प्र जहाँ भी 
ज्योतिष्ठोम का विधान होगा, वहाँ यह्‌ प्राथम्प वचन लागू होगा। सामवेद 
ब्राह्मण का 'एष वाव प्रथमों यज्ञो यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोम: वचन यजुर्वेद-विहिंत 
कर्म में लागू हो रहा है; यह स्थिति इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि प्रति- 
शाखा एवं प्रतिब्राह्मण कम का एकत्व है, भेद नहीं। यजुर्वेद में विहित ज्योति- 
घ्टोम-कर्म समस्त वैदिक वाहमब में एक ही है, शाखाल्तर से इसमें किसी प्रकार 
का भेद नहीं ॥२४॥ 

अन्याथेदर्शन (क)-सूत्रपठित अन्यार्थदर्शन पर आधारित आशंका के पेटे 
में जो अन्य--कर्म भेद के--उपोद्वलक हेतु उभारे गये हैं, सुजकार यथाक्रम 
उनका समाधान प्रस्तुत करता है-- 


द्रव्ये चाचोदितत्वाद्‌ विधीनामव्यवस्था स्यान्निर्देशाद्‌ 
व्यवतिष्ठेत, तस्मा्नित्यानुवाद: स्थात्‌ ॥२५॥ 


[च] और [द्रव्ये| अग्तिचयन-प्रसंग में, पक्षादिसम्मात का [अचोदि- 
तत्वात्‌ ] विधान न करने से [विधीनाम्‌ ] पक्षसम्मान आदि विधियों की यह 
[अव्यवस्था ] अव्यवस्था [स्यात्‌ ] हो जाती है। [निर्देशात्‌ | निर्देश +- विधि के 
सामथय से [ व्यवतिष्ठेत |व्यवस्था बन जाती है, अर्थात्त्‌ अग्तिचयनरहित वाचस्तोम 
आदि क्रतुओं में एकादशिनी इष्टि का कथन होने से यूप-स्थापना के रथाक्षपरि- 
माण-अन्तराल की व्यवस्था है। [तस्मात्‌ | इसलिए, पक्षसम्मान-विधि का 
[नित्यानुवाद: | नित्य अप्राप्त-रूप अनुवाद [स्थात्‌ | है। 

इयेनयाग के अम्निचयन-प्रसंग में पक्षसम्मान आदि का विधान नहीं किया 
है। बाचस्तोम आदि ऋतुओं में एकादश पश्चुओं को बाँधने के लिए एकादश यूपों 
की स्थापना का विधान है। एकादशिनी कर्म इसी का नाम है । यूपों का अच्तराल 
(मध्य में छूटा स्थान) कितना होना चाहिए? इसी के लिए पक्षसम्मान, 
वेदिसम्मान आदि का निर्देश है। ब्येनयाग के अग्निचयन में उसी का अनुवाद है । 
अग्निचयन में एक हीं यूप की स्थापना की जाती है। पर्याय से ग्यारह पशुओं का 
उसी में बांधा जाना आचार्यों ने स्वीकार किया है । 

जिज्ञासा है, श्येतयाग के अग्निचयन में पक्षसम्मान आदि का विधान न होने 
से उसकी प्राप्ति ही यहाँ नहीं है, तब उसका उल्लेख क्यों किया गया ? आचार्यों 


अथ द्वितोयाध्याये चतुर्थ: पादः ब्डह 


ने ऐसा माना है कि अप्राप्त का भी अनुवाद --किसी आंशिक प्रसंग को लेकर 
कथन--हौ जाता है। जैसे वाक्य है --त पुथिव्यामस्निश्वेतव्यों न दिवि नान्‍्त- 
रिक्षे“--अग्तिचयन न पृथिवी (नग्त भूभाग ) पर करना चाहिए, त झुलोक में, न 
अन्तरिक्ष में । यहाँ द्ुलोक और अन्‍्तरिक्षलोक में अग्निचयन असम्भव होने से 
प्राप्त ही नहीं है, तो यह निषेध क्यों किया गया ? आचार्य ने निर्णय दिया 
[१२१८ ] --सर्वेथा अप्राप्त का भी प्रसंगवश प्रतिषेध करने में कोई बाधा नहीं 
है। नंगे भूभाग पर अग्लिचयन-निषेध-असंग में आदि में भी निषेध कर 
दिया गया । इसी को नित्य अप्राप्त का अनुवाद कहा जाता है । 

इयेनयागीय अग्तिचयन-कर्म में एक यूप को स्थापना की जाती है। इसी 
आंशिक प्रसंग से एकादश यूपस्थापता विषय के पक्षसम्मान एवं वेदिसम्मान- 
अस्तराल का यहाँ उल्लेख हो गया है, उसका यहाँ वास्तविक उपयोग नहीं है। 
एक यूप की स्थापना में अन्तराल का प्रइन ही नहीं उठता। इसी रूप में यह 
केवल अप्राप्त का नित्यानुवादमात्र है। पक्षसम्मान की निन्‍्दा और बेदि- 
सम्मान की प्रशंसा अर्थवाद है। अग्निचयन में इनके उल्लेख एवं बिरोध- 
रूप असामञ्जस्थ के आधार पर इसके समाधान के लिए गाक्षेपकर्त्ता ने 
जो प्रतिशाखा-कर्ममेद का सुझाव दिया, वह उक्त स्थिति में अनवकाशग्रस्त 
हो जाता है। ऐसे सुझाव का अवकाश तभी सम्भव था, जब अग्निचयन में 
पक्षसम्मान का विधान होता है। फलत: प्रतिशाखा-कर्म का अभेद ही मान्य 
है ॥२५॥ 

क्रमप्राप्त (११) बच्यार्थ दशेत (ख)-आक्षेप का समाघात सूत्रकार ने 
प्रस्तुत किया-- 


विहितप्रतिषेधात्‌ पक्षेडतिरेकः स्थात्‌ ॥२६॥ 

(बिहिंतप्रतिषेधात्‌ | अतिरात्र याग में षोडशी पात्र के ग्रहणरूप विधान 
और अग्रहणरूप प्रतिषेध से [पक्षे] पक्ष में, अर्थात्‌ ग्रहण अथवा अग्रहण पक्ष में 
तीन या तीन ऋचाओं का [अतिरेकः] विराटू से अतिरेक--अधिक या शेष 
रह जाना [स्थात्‌ ] होता है । 

ज्योतिष्टोम के अज्भू अतिरात्र कर्म के विषय में कहा---अतिरात्रे घोडछिनं 
गुह्लाति'--अतिराज्र कम में षोडशी ग्रह (पात्र) का ग्रहण करता है, गर्थात्‌ 
उसको सोमरस से भरता है। उसकी - आहुति दी जाती है । अन्य वाक्य है-- 
'नातिरात्रे घोडशिन॑ गृह्लाति'--अतिरात्र में षोडशी का ग्रहण नहीं करता। दोनों 
बाक्‍यों के समानबल होने से अतिरात्र कर्म में धोडशी पात्र के ग्रहण-अग्रहण का 
विकल्प है, अर्थात्‌ एक पक्ष में घोडशी पात्र को सोमरस से भरकर उसकी आहुति 
दी जाती है; अन्य अग्रहण-पक्ष में घोडशी-पात्र न सोमरस से भरा जाता है, न 


ब३प्० मीमांसा-दर्शन 


आहुति दी जाती है। विधान और प्रतिषेध दोनों समानबल होने से कर्म -- आहुति- 
प्रदान में विकल्प होने के कारण इनमें कोई विरोध नहीं है। फलत: इस स्थिति 
को प्रतिज्षाखा-कर्मभेद का प्रयोजक नहीं कहा जा सकता । यह व्यवस्थित कमे के 
एकत्व में भी उपपन्न रहती है। 

इस प्रसंग में प्रयुक्त होनेवाली स्तोत्रीय ऋचाओं में दो और तीन का 
अतिरेक किस प्रकार है ? इसका विवरण निम्नलिखित के अनुसार समभना 
चाहिए : 

सोमयाग की सात संस्थाएँ हैं--ज्योतिष्टोम, उकथ्य, षोडशी, अतिरात्र, 
अत्यग्तिष्टोम, वाजपेय, आप्तोर्याम । इनमें उत्तरोत्तर स्तोव-संख्या अधिक होती 
जाती है। भ्रस्तुत सूत्र के शाबर भाष्य के अनुसार विवरण इस प्रकार है- 


ज्योतिष्टोम संस्था के स्तोअ--- 


प्रात: सवन में--त्रिवुद्‌ (त्रिगुण) बहिष्पवमान ३>८३--  & 
पड्चदश आज्य चार -- १४६ 2८ ४-- ६० 

माध्यन्दिन सवन में--सप्तदश पृष्ठ चार-+ १७ >(४-- ६८ 
पञ्चदश माध्यन्दिन पवमान एक 

साथ॑ सबन में--सप्तदश आर्मव पवमान एक 
एकविश यज्ञायज्ञिय एक 


ज्योतिष्टोम की पूर्ण स्तोत्र-संख्या स्न्स्श्ह० 
उच्थ्य संस्था के स्तोन्न-- 
ज्योतिष्टोम संस्था के तीनों सबनों के समस्त स्तोत्र 
उक्थ्य संस्था में होते हैं- ब्त१्६० 


तृतीय (सायं) सबन में इतना अधिक है-- 
एकविश उक्थ्य तीन--२१०८ ३-- ६३ 


उक्थ्य संस्था की स्तोत्र-संख्या च्त्र२श्३ 
बोडक्षी संस्था के स्तोत--- 
उक्थ्य संस्था के तीनों सवनों के समस्त स्तोत्र 
घोडशी संस्था में रहते हैं--. ज्ज२५३ 
तृतीय सबन में इतना अधिक है--- 
एकविश षोडशी एक- तू २१ 


षोडशी संस्था की स्तोत्र-संख्या--- स्ल्२छ्ड 


अथ द्वितीयाध्याये चतुर्थ: पाद: ३४१ 


अतिरात्र संस्था के स्तोज--जब अतिरात्र में षोडशी का ग्रहण होता है--- 
बोडशी संस्था के तीनों सवनों के समस्त स्तोत्र 
अतिरात्र संस्था में रहते हैं-- र्छ४ 
पण्च्चदर्ञ रात्रि पर्याय चार-चार स्तोत्रों 
के तीन +- १५ >€ ४9८ ३-- १८० 
त्रिवृत्‌ रथन्तर--३>८ ३-- € 
धोडशी सहित अतिरात्र की स्तोप्-संस्या--.. हद३ 
इस प्रकार षोडझी ग्रहण-पक्ष में अतिरात्र संस्था की समस्त स्तोत्रीय संख्या 
४६३ होती है । इसको विराट -- १० संख्या से विभाजित कर देने ८.२ ३ स्तोत्र 
अतिरिक्त बचे रह जाते हैं। पोडशी के अग्रहण-पक्ष में, अर्थात्‌ जब षोडशी का 
ग्रहण अतिरात्र संस्था में नहीं किया जाता, तब षोडशी के विशिष्ट २१ स्तोत्र 
निकालकर अतिरात्र संस्था के ४६३--२१--४४२ शेष रहते हैं। इनको 
विराद्‌ -- १० संख्या से विभाजित कर देने पर २ स्तोत्र शेष बचे रह जाते हैं। 
उक्त प्रकार से दो और तीन का अतिरेक स्पष्ट हो जांता है। यह्‌ एक नियत 
व्यवस्था होने से भेदपक्ष में भी अस्वीकार्य नहीं है । अत: इसको प्रतिशाखा-क्म- 
भेद का प्रयोजक नहीं कहा जा सकता ॥२६॥ 
क्रमानुसार (१२) अन्याथंदशंत (ग)-आक्षैप का समाधान सूत्रकार प्रस्तुत 
करता है-- 
सारस्वते विप्रतिषेधाद्‌ यदेति स्थात्‌ ॥२७॥ 
[सारस्वते] सारस्वत मत्र में [विप्रतिषेधात्‌] परस्पर विरोध होने से 
[यदा-इत्ति ] यदा-'यत्‌' पद के प्रयोग द्वारा यह निश्चय [स्यात्‌ | होता है। 
आक्षेप-सूत्र (८) की व्याख्या में १२ संख्या पर सारस्वत-सत्र को लक्ष्य कर 
परस्पर-विरोध का सामञ्जस्य प्रेतिशाखा-कर्ं भेद मानने के आधार पर बताया 
है। प्रस्तुत सूत्र द्वारा सूजरकार उसका समाधान करता है--सारस्वत-सत्र विषयक 
कथन में कोई विरोध नहीं है, इसका निएचय वहाँ प्रयुक्त 'यत्‌' पद के द्वारा होता 
है। वहाँ पाठ है--'ये पुरोडाशिनस्ते उपविशन्ति ये सान्नायिनस्ते वत्सान्‌ बार- 
यन्ति', यहाँ 'ये पुरोडाशिन:'''ये सान्तायिन:' यह 'यत्‌” पद का प्रयोग इस बात 
का निइचायक है कि इनमें परस्पर कोई विरोध नहीं है। 
विरोध का स्वरूप है--बारह्‌ दिन में सम्पन्न होनेवाला सारस्वत-सत्र होम- 
याग का अजुहै। सोमयाग की एक संस्था ज्योतिष्टोम है, जिसके विषय में 
ब्राह्मणग्रल्थ बताता है--यह्‌ प्रथम यज्ञ है, जो ज्योतिष्टोम है । इससे यजन न 
करके जो अन्य से यजन करता है, वह गत्ते में गिरता है।” सारस्वतसत्र के अन्तर्गत. 
१. एव वाव प्रथमों यज्ञो यज्ञानां यज्ज्योतिष्ठोम: | य एतेनानिष्डवाज्येन 
यजते, गतें पतति । 


बेभर मीमांसा-दर्शन 


दर्शे-पूर्णमास में 'ये पुरोडाशिनः' इत्यादि वाक्य द्वारा उन दोनों का प्रवेश 
बताया, जिसने ज्योतिष्टोमादिरूप सोमयाग किया है, और जिसने नहीं किया ! 
न करनेवाले का दक्षंपूर्ण मास में प्रवेश 'एवं वाव प्रथमों यज्ञ: इत्यादि वाक्य के 
विरुद्ध हो जाता है; क्योंकि यह वाक्य सोमयाग का यजन न किए हुए व्यक्ति का 
सब में प्रवेश निषिद्ध करता है। 

सूत्रकार ते समाधात किया--सा रस्वत-सत्र द्वादशाह-करम है, अर्थात्‌ बारह 
दिन में पूरा होता है। द्वादशाह-कर्म की सत्र-संज्ञा विकल्प से मानी गई है । जिस 
पक्ष में वह सत्र-संज्ञक नहीं है, तब पुरोडाशयाजी व्यक्ति भी उसमें प्रवेश पाने का 
अधिकारी है परत्तु दूसरे सत्रसंज्वक पक्ष के रहने या मानने पर बह' द्श-पूर्णमास 
में अनुष्ठान का अधिकारी नहीं होता | इस तथ्य का निश्चय 'ये पुरोडाशिन:** ये 
सान्नाय्ययाजिन:” आदि वाक्य में 'यत्‌' पद के प्रयोग से स्पष्ट होता है। जो 
पुरोडाशयाजी हैं, वे चुपचाप बैठे रहते हैं। द्वादक्षाह के असब-पक्ष में उनका दश्ें- 
पूर्णणास के अवसर उपस्थित होना जशास्त्रीय नहीं है। अनुष्ठान में सक्रिय भाग 
न लेना, 'एषवाव भ्रथमों यज्ञ: के साथ विरोध को उभरने नहीं देता। जो 
सान्‍्नाय्ययाजी हैं, वे अनुष्ठान में सक्तिय भाग लेते हैं । यही उक्त वाक्य में स्पष्ट 
किया है । यहां किसी प्रकार के विरोध की स्थिति नहीं है । 

सूत्र में“यदेति” पद का चछेद 'यदा-इति' है। 'यदा' पद कालवाचक अव्यय 
नहीं है, अपितु 'यत्‌' स्वेनाम पद का तृतीया विभक्ति एकवचत के साथ स्वरूप- 
निर्देदा है । अर्थ होगा--ये पुरो०' इत्यादि वाक्य में 'यत्‌' पद के प्रयोग द्वारा 
जैसा प्रथम सूत्रार्थ में किया है। 'इति' पद विरोध के स्वरूप को हटाकर निश्चय 
अर्थ का च्योतक है ॥२७॥ 

उक्त बारह आक्षेपों का समाधांन समभने पर शिष्य अन्तिम आक्षेप को 
लक्ष्य कर दृढ़तापूर्वक जिज्ञासा करता है--उपहव्य नामक कमे के विषय में शास्त्र 
द्वारा जो कहा गया है, वह प्रतिशाखा-कर्म भेद मानने पर हो उपपन्न होता है। 
अधिक स्पष्टता के लिए शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रकार ने सूत्रित किया-- 


उपहब्येश्रतिप्रसवः ॥२८७ 


[उपहब्ये | उपहव्य नामक एकाह-कमं में रथन्‍्तरसाम और बृह॒त्साम का 
[अप्रतिप्रसवः] प्रतिप्रसव--पुनःकथन निष्प्रयोजन है, अतावश्यक है; क्योंकि 
प्रतिशाखा एक कर्म मानने पर उपहब्य में उसके प्रकृतियाग अग्निष्टोम से 
बृह॒त्साभ और रथन्तरसाम की विकल्प से प्राप्ति हो ही जाती है । इसका समाधान 
होना चाहिए ॥२८॥ 

अन्तिम (१३) अन्‍्यार्थ दर्शन (बच) -आक्षेप का समाधान सूत्रकार ने किया -- 


अथ द्वितीयाध्याये चतुर्थ: पादः 53% | 


गुणार्था वा पुनः श्रुति: ॥२६४ 


[वा] यह पद पूर्व॑पक्ष के परिहार के लिए है, उपहब्ध में बृहद्‌ रथन्तरसामों 
का पुन:श्रवण निष्प्रयोजन अथवा अनावश्यक नहीं है । अतः [पुनः श्रुति: | उपहव्य 
में बृहदु-रथन्तर सामों का पुन:श्रवण [गुणार्था] इ्याव अश्व-दक्षिणा एवं ब्वेत 
अश्ब-दक्षिणारूप गुण के विधान के लिए है। 

जब उपहब्य-कर्म रथन्तर सामवाला होता है, तब उसकी दक्षिणा प्याव अदव 
है, तथा जब उपहृव्य बृहत्सामवाला होता है, तब उसकी दक्षिणा इवेत अइव है। 
इस गुणविधान के लिए उपहव्य-कर्म में वृहत्साम एवं रथन्तरसाम का पुन: कथन 
है ॥२६॥। 

आक्षेपों के उपयुक्त समाधान के अनन्तर प्रतिशाखा-कर्म के एक होने में 
सूत्रकार ने अतिरिक्त हेतु प्रस्तुत किया-- 

प्रत्ययञ्चापि दर्शयति ॥३०॥ 

[अ्रत्ययम्‌ ]सब झांखाओं में कर्म एक है, इस ध्रत्यय --जावका री को | चापि' ] 
भी [दर्शयत्ति | आम्नाय दिखाता है--बतलाता है। 

वैदिक वाडमय का परस्पर व्यवहार अर्थात्‌ कर्म विषयक विवरण इस तथ्य 
का बोध कराता है कि सब शाखाओं में सोमयाग अथवा ज्योतिष्टोम आदि पदों 
दे कहा गया कर्म एक है। तात्पर्य है--विभिन्‍्त शाखाओं में सो मयाग पट से कहा 
गया कर्म सवंत्र एक है। इसीप्रकार ज्योतिष्टोम-कर्म सर्वत्र एक है । जस्तिहोत्र 
आदि अन्य सब कर्मों के विषय में भी यही समझना चाहिए। इसी कारण वँदिक 
वाहमय में यह देखा जाता है कि एक झाखा में किसी एक कर्म का बिघयन किया 
जाता है और दूसरी शाखा में उसके मुणों का विधान । यह स्थिति सब शाखाओं 
में कर्म के एकत्व को सिद्ध करती है। जहाँ कर्म का कथन नहीं, वहाँ अन्य शाखा 
से कर्म का उपसंहार कर लिया जाता है; जहाँ गुण का विधान नहीं, वहाँ अन्य 
शाखा से गुण का उपसंहार हो जाता है । जहाँ दोनों का विधान है, वह सभी अन्य 
शाखाओं को मान्य होता है। तात्पय॑ है, कर्म का कोई अद्भु यदि किसी शाखा में 
पठित नहीं है, तो जहाँ पठित है, वहाँ से उसकी पूर्ति कर लेनी चाहिए । जैसे: 
मैत्रायणी' झाखा में समित्‌ भादि पाँच प्रयाज पठित नहीं हैं?, परस्तु उनके गुण 


१. 'चापि' यह निपात समुदाय-समुच्चय अथ में प्रयुक्त है। 'चापीति निपात- 
समुदाय उक्तसमुच्चये' (कुंतूहल वृत्ति), बु० मी० । 

२, मैत्रायणी संहिता, १४॥१२॥ 

३. पाँच प्रयाज याग हैं--समिधों यजति, तनूतपातं यजति, इडो बजति, बहि- 
यँजति, स्वाहाकारं यजति । 


शेश्४ मौमांसा-दर्शन 


वहाँ सुने जाते हैं--/ऋतवो व प्रथाजा:--निशचय ही प्रयाज ऋतुएँ हैं। 'समानत्र 
होतब्या:'--यथास्थान बैठकर प्रयाज होम किए जाने चाहिएँ, आगे-पीछे हटना 
नहीं चाहिए। यहाँ केवल गुण-विधान है; जिस शाखा में प्रयाज-कर्म का विधान 
है, उसका यहाँ उपसंहार कर लेना चाहिए। इस प्रकार सब शाखाओं में कम का 
एकत्व सिद्ध होता है ॥॥३०॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--विभिन्‍न शाखाओं में कर्मों के अद्भों का पाठक्रम 
एक-दूसरे से भिन्‍न है । उसके अनुसार कर्मानुष्ठान का क्रम होने पर कर्म का 
एकत्व सम्भव नहीं। सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित किया -- 


अपि वा क्रससंयोगाद्‌ विधिपृथक्त्वसेकस्थां' 
व्यवतिष्ठेत ॥३१॥ 


[अपि वा ] 'अपि वा' निपात-समुच्चय सब शाखाओं में ज्ञात कर्मकत्व के 
प्रतिषेध के लिए है। तात्पर्य है, सब शाखाओं में जाना गया कर्म एक नहीं है, 
[ऋ्रमसंयोगात्‌ ] विभिन्‍न शाखाओं में विहित कर्मों व तत्सम्बन्धी अज्धों के क्रम 
का संयोग-संस्बन्ध उसी शाखा से [व्यवतिष्ठेत ] व्यवस्थित होगा। शाखान्तरों 
के साथ उनका कोई सम्बन्ध न होगा । 

विभिन्‍न शाखाओं में कर्मों व अज्जों का पाठ-क्रम परस्पर भिन्‍न देखा जाता 
है। सर्वत्र समान नहीं है । कर्मों का अनुष्ठान उसी क्रम से होना उचित है | यदि 
ऐसा नहीं किया जाता, तो पाठक्रम टूट जाता है, जो युक्त नहीं । ऐसी स्थिति में 
प्रतिशाखा-पाठक्रम के अनुसार कर्मानुष्ठान किए जाने से कम का एकत्व खण्डित 
हो जाता है। जो क्रम जिस शाखा में पठित है, वह वहीं व्यवस्थित माना जाना 
चाहिए, शाखास्तरों में उपसंहार सम्भव नहीं ॥३१॥ 

जिज्ञासा का सूत्रकार ते समाधान किया-- 


विरोधिना त्वसंयोगादेककस्यें तत्संयोगाद्‌ विधीमां 
सर्वकर्मप्रत्ययः स्थात्‌ ॥ ३ २॥ 


[तु] तु! पद पृव्वपक्ष के परिहार के लिए है; विभिन्‍न शाखाओं में कमंभेद 
नहीं है। [विरोधिना | विरोधी क्रम के साथ [असंयोगात्‌ ] वाक्यविहित कर्म 
का सम्बन्ध न होने ते [ऐककर्म्यें |] विभिन्‍न शाखाओं में कम की एकता का बोध 
हो जाने पर [विधीनाम्‌ ] स्वशाखा-पठित अज्भुविधियों के [तत्संयोगात्‌ | उस 
कर्म के साथ सम्बन्ध होने के कारण [सर्वकर्मग्रत्ययः] सब ज्ाखाओं में विहित 
बहु कर्मों के साथ सम्बन्ध की जानकारी [स्थात्‌ ] हो जाती है। 


१. अत्र 'शाखायां' इत्यधिक: पाठ: । सुबोधिनी वृत्ति। 


अथ हितीयाष्याये चतुर्थ: पाद: ३५५ 


'अम्निहोत्रं जुहयात्‌ स्वर्गेकाम:, बरशं-पूर्ण मासाम्यां यजेत, वाजपेयेन यजेत' 
इत्यादि विधिवाक्यों से बोधित कर्मों का एकत्व सब शाख्राओं-ब्राह्मणों आदि में 
समान रूप से उपलब्ध है; न इनमें कहीं कोई भेद है, न विरोध । प्रतिश्षाखा-कर्म 
के अभेद का यह मूल आधार है। यदि कहीं किसी शाखा आदि में किसी कर्म का 
कोई अज्जभ विशेष शाखान्तर से पाठक्रमभेद आदि के कारण भिन्न प्रतीत होता है, 
तो यह भेद मुख्य कम -- अर्थात्‌ प्रकतिभृत क्में--के भेद में प्रयोजक नहीं होता, 
क्योंकि शाखान्तरों में विहित मुख्य कर्म के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहों रहता। 
तात्पय है, प्रकृतिभुत याग-कर्म अपने रूप में सर्वत्र अक्षुणण बना रहता है। उस 
शाखत का अनुयायी प्रकृतियाग का अनुष्ठान उसी अज्भु के साथ कर सकता है, 
जो उसकी शाखा में पठित है । 

कर्म का अनुष्ठान अनुष्ठाता के सामथ्यं पर अवलम्बित है। यदि वह समर्थ 
है, तो अपनी शाखा में अपठित कर्मांग का शाखान्तर से उपसंहार कर अनुष्ठान 
करने में किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। असमर्थ होने पर केवल स्वशाखा- 
पठित कर्म का अनुष्ठान करे । ऐसी व्यवस्था शास्त्रानुसार प्रामाणिक आचार्यों ने 
की है। यह स्थिति सब शाखाओं में कर्म की एकता को स्पष्ट करती है। 

इसके अतिरिक्त अन्य व्यवस्था है---जब कोई विधिवाक्य समानबल होते हैं, 
तब वहाँ विकल्प माना जाता है । वह न विरोध है, न कर्म के भेद का घटक । दोनों 
में से किसी एक का--अपने सामथ्य॑ व स्वेच्छानुसार--अनुष्ठान किया जा सकता 
है। इसमें कम की पूर्णता सम्पन्न होती है; न वहाँ कम विषयक किसी विकार की 
आशंका है, न किसी न्यूनता की। कर्म का एकत्व सववेत्र निर्बाध बना रहता है 
॥३२॥ (इति सर्वशाखाप्रत्ययंककर्म ताईधिकरणम्‌--२) । 

इति श्री पूर्णसिहतनूजेन तोफादेबी - गर्भजेत बलियामण्डलाल्तरगगंत 

'छाता' - बासि श्री ग्रुरबरकाशीनाथश्ञास्त्रिपादाब्नसेवालब्ध- 
विद्योदयेन, बुलन्दशहर मण्डलान्तगंत पहासुपकण्ठ 'बनेल- 
ग्रामाभिजनेन साम्भ्रतं गाजियाबाद नगर निवा- 
सिना. विद्यावाचस्पतिना उदयबीर 
शास्त्रिणा समुन्नोते. जैसिनीय 
सीमांसावर्शन विद्योदय भाष्ये 
द्वितीयाष्यायस्य चतुर्थ: पादः । 

समाप्तत्चाय नानाकर्मलक्षणों द्वितोवाध्यायः ॥ 
खबेदखनेत्रसिते वेफ्रमे. वत्सरे. शुभे । 
भाव्रमासाउसिते पक्षे चतुदंध्यां तियो तथा।॥ 
समाप्तिमागादध्यायो ह्ितीयो भौसवासरे ५ 
प्रीयन्तां तेन गुरवः पूज्याइच पितृदेवताः ॥ 


अथ तृतीयाध्याये प्रथम: पाद: 


(प्रतिज्ञाधधिक रणम्‌--१) 


द्वितीय अध्याय के प्रारम्भ में की गई प्रतिज्ञा के अनुसार गत अध्याय में कम- 
भेद के छह प्रयोजक --शब्दान्तर, अभ्यास, संख्या, गुण, प्रक्रिया (+>प्रकरण ), 
नासधेय (--संज्ञा) के आधार पर कर्मविषयक विवेचन प्रस्तुत किया गया, 
तथा उनके अपवाद एवं सब शाखाओं में कर्म की एकता का उपपादन सम्पन्न 
हुआ। अब शेष का विवरण प्रस्तुत करने के लिए तृतीय अध्याय प्रारम्भ किया 
जाता है, जिसका प्रथम सूत्र है--- 


अथातः शेषलक्षणम्‌ ॥१॥ 


[अथ |] नानाकर्मलक्षण के अनन्तर [अतः | यहाँ से अवसरप्राप्त [शेष- 
लक्षणम्‌ | शेष का लक्षण निरूपण करेंगे। 

कर्म के भेदाभेद को प्रकट करनेवाले लक्षणों--प्रमाणों का प्रतिपादन हो 
चुका है। अब शेप का लक्षण निरूपित किया जायगा । क्षेष क्या है ? किस कांरण 
वह शेष कहा जाता है ? उसका विनियोग--शास्त्र में व्यवह्यर--किस प्रकार होता 
है ? विनियोग के कारण श्रुति आदि हैं, इन सबका विवरण प्रस्तुत किया जायगा। 
श्रुति आदि प्रमाणों में कौन बलवान्‌--अधिक प्रामाणिक तथा कौन निर्बल-- 
न्यून प्रामाणिक है, इसके विवेचन के साथ अन्य प्रासंगिक विषयों का उपयोगी 
उपपादन किया जायगा ॥ १॥ (इति प्रतिज्ञाधधिकरणम्‌ू--१) । 


(शेषलक्षणाइधिकरणम्‌ --२) 
उक्त प्रतिज्ञा के अनुसार सूत्रकार ने छ्षेष का लक्षण प्रस्तुत किया-- 
शेष: परार्थत्वात्‌ ॥२॥ 


[शेष: | शेष--अज्जू अथवा अप्रधान कहा जाता है, [परार्थत्वात्‌ ] दूसरे के 
लिए होते से; उसका अस्तित्व अन्य +- प्रधान के लिए होता है । 


अथ तृतीयाध्याये प्रथम: पाद: ३५७ 


“शेष' सम्बन्धी पद है। मीमांसाझास्त्र में यह पद “अर्धु' के अर्थ में प्रयुक्त 
होता है। कोई भी शेष या अज्भभूत कार्य अपने शेषी अथवा अज्भी के लिए होता 
है। इन दोनों के सम्बन्ध को 'शेषशेपिभाव' अथवा “अज्भाज़िभाव' कहा जाता 
है। अनेक अज्जों के सहयोग से अद्भी का कलेवर पूर्ण अथवा सम्पन्न होता है, 
इसी भावना से अज्ञी प्रधान और अज्भू अपघात है । सब अज्जु मिलकर अज्भी को 
पूर्ण अस्तित्व में लाते हैं, इप्तीलिये अज्ज पराथे हैं, जज्जी के लिए है,--यह कहा 
जाता है। जो स्वंथा अन्य के प्रयोजन को सिद्ध करनेवाला हो, वह शेष है; 
इसको स्पष्ट करने के लिए भाष्यकार शबरस्वामी ने 'गर्मदास' का उदाहरण 
दिया है। दास का पुत्र" गर्भ में आते ही स्वामी के निमित्त अपने जीवत को सर्वा- 
ज्मना अर्पण कर देने के लिए बाधित होता है। इसी प्रकार याग आदि कार्य में 
जो क्रिया पूर्णरूप से' केवल यागादि-सम्पादन में उपयोगी है, उपकारक है, वह्‌ 
मीमांसा में “शेष' पदवाच्य है ।* 

१. “गर्भदास--जब तक भारत में वैदिक व्यवस्था चलती रही, तब तक यहाँ 
दासप्रथा नहीं थी। शूद्रों को भी सभी मानवाधिकार प्राप्त थे, क्योंकि 
वैदिक धर्म की घोषणा है--न मानुषाच्छु ष्ठतरं हि किड्चित्‌* [महा० 
झाम्ति० २०६।२० |, अर्थात्‌ मातव से श्रेष्ठ इस संसार में कोई नहीं है। 
मानवता के नाते ही वेद में स्पष्ठ आदेश है---अज्येष्ठा सो अकनिष्ठास एवे' 
सं आतरो वावृधु: सौभगाय” [ऋ० ५।६०।५ |, अर्थात्‌ मानवों में न कोई 
श्रेष्ठ है और न कोई हीन; सब भाई-भाई हैं और मिलकर अपने सौभाग्य 
के लिए आंगे बढ़ते हैं । उत्तरकाल में जब घनधान्य मे समर्थ व्यक्ति मद-मोह- 
लोभ-अहंकार के वशीभूत हो गया, तो उसने अपने से हीन सामथ्येवालों पर 
अपना आधिपत्य जमाया और अन्त में घनहीन व्यक्तियों को अपता दास 

| (+-गुलाम) बनाया । इस जघल्म प्रथा की यहाँ तक प्रवृत्ति हुई कि दास- 
दासी की सन्‍्तानें मी दास-दासी माने जाते रहे । भाष्यकार के समय यह 
जघन्य प्रथा अपनी चरम सीमा तक पहुँच चुकी थी, यह गर्भदास शब्द से ही 
स्पष्ट है। वैदिक काल में शूद्रवर्ग विविध काय॑ करनेहारे कमंकर तो होते 
थे, परन्तु दास नहीं माने जाते थे। ऋत्विक्‌ जो ब्राह्मण होता है वह भी 
दक्षिणा द्वारा यजमान से क्रीत होने से कम कर ही होता है ।' * स्वामी गर्म- 
दास के योग-क्षे म की व्यवस्था भी इसलिए करता है कि यदि वह स्वस्थ और 
बलवान रहेगा, तो मेरा अधिक कार्य करेगा। गर्भदास के प्रति अनुकम्पा से 
प्रेरित होकर स्वामी उसका ध्यात नहीं रखता है। इस प्रकार गर्मदास के 
प्रति उपकार में भी स्वामी का अपना ही स्वार्थ होता है” (यु० मी०) ! 

२. इसके उदाहरण अग्रिम सूत्रों में यथावसर दिए गए हैं । 


३घ८ मीमांसा-दर्शन 


यह कहना उचित नहीं क्रि कभी प्रधान भूत भी अन्य के लिए उपकारक होता 
है। जैसे प्रधान भूत गुरु झिष्यों को विद्वान और विनयजश्ञील बनाने के लिए प्रयत्न 
करता है, इसी प्रकार प्रधानभुत स्वामी को--दास के जीवन-तिर्चाह के लिए 
घनादि व्यय द्वारा--दासनिमित्त कम करनेवाला कहा जा सकता है। इस कथन 
में अनौचित्य इसी कारण है कि स्वामी दास के लिए जो धनादि व्यय करता है, 
यह पूर्णझप से अपने स्वार्थ की भावना से करता है, जिससे कि दास स्वस्थ व 
बलवान्‌ रहकर उसकी अधिकाधिक सेवा में संलग्न रह सके । गुरु-शिष्य-भाव में 
भी गुरु के आंशिक स्वार्थ की कल्पना भी निराधार नहीं है। इसी प्रकार मीमांसा 
में ब्रीहिप्रोक्षण आदि अज्भ सर्वात्मना याग के लिए होते हैं। याग प्रघान है, शेषी 
है, अज्ञी है । यहाँ शोष वही है, जो अत्यन्त पराथे है । 

यह प्रथम [मी० २।१।७ ] निर्देश किया जा चुका है कि जो वाक्ययत क्िया- 
पद द्रव्य के संस्कार व गुण आदि के विधायक हैं, वे उतने ही दृष्ट प्रयोजन का 
बोध कराते हैं; 'अपूर्व' के साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता। इस प्रकार के 
समस्त आख्यात >> क्रियाषद अद्भभूत कर्म के विधायक होते हैं। इस शास्त्र में शेष 
का यही लक्षण है। इसके अन्तर्गत सब प्रकार केशेष आ जाते हैं। तात्पर्य है, 
जिस कर्म का 'अपूर्व ” के साथ किसी प्रकार का कोई सीधा सम्बन्ध न हो, वह शेष 
अथवा अज्भूत कर्म माना जाता है ॥२॥ (इत्ति शेषलक्षणाईधिकरणम्‌--२) । 


(शेषलक्ष्याईधिकरणम्‌--३) 


शिष्य जिज्ञासा करता है--शैष लक्षण के अनन्तर यह स्पष्ट होना चाहिए कि 
होष के लक्ष्य प्रदेश कोन हैं ? सूत्रकार ने बादरि आचार्य के मुख से वह अर्थ स्पष्ट 
कराया-- 
द्रव्यगुणसंस्कारेषु बादरिः ॥३॥ 
[बादरि: ] बादरि आचार्य [ द्रव्यगुणसंस्कारेषु ] द्ब्य, गुण और संस्कार में 
शेषत्व --परार्थता मानता है। 
बादरि आचार्य का कहना है कि 'शेष' पद का व्यवहार द्रव्य, गुण और 
संस्कार विषय में होता है, अर्थात्‌ द्रव्य, गुण, संस्कार शेष के लक्ष्य हैं, क्षेत्र हैं । 
द्रव्य, गुण और संस्कार परार्थ हैं, अन्य के लिए हैं। इसलिए वे 'शेष' पद से 
व्यवहृत होते हैं । वे अन्य कौन हैं जिसके लिए ये हैं ? वे हैं--याग, फल और 
अनुष्ठाता पुरुष । ये क्षेष--अज्भ नहीं हैं; प्रत्युत शेषी +- अज्भी हैं। मीमांसावणित 
समस्त क्रियाकलाप में जो कुछ अनुष्ठेय होता है, वह सब इन्हीं के लिए होता है। 
दब्य---ब्रीहि, यव, आज्य आदि हैं, तथा अन्य विविध श्रकार की सामग्री, 
जो याग-सम्पादन के लिए आहित बर्ति में आहुत की जाती है। ये सब याग के 


अथ तृतीयाष्याये प्रथमः पादः ३५६९ 


लिए हैं, इतके बिता याग सम्पन्न नहीं होता । उसकी सिद्धि के लिए द्रव्य अपेक्षित 
होता है; इसलिए द्रव्य याग आदि क्रिया के लिए है, यह स्पष्ट होता है। 

गुण--्रीहि के र्वेत आदि रूप गुण हैं । ब्रीहिं लाल, घूसर ( मटमैला जैसा) 
आदि कई रूप का होता है। याग के लिए शुक्लखूप ब्रीहिं प्रशस्त माना जाता है। 
शुक्ल गुण उस विशिष्ट दव्य को लक्षित करता है, जो क्रिया का साधन है। इस- 
लिए वह गुण भी ब्रव्य-प्रस्तुति ढ्वारा यागादि क्रिया का उपकारक है। फलतः 
उसी के लिए होने के कारण वह शेष है। 

संस्कार--वह है, जिसके तिष्पन्न हो जाने पर द्रव्य किसी प्रयोजन के लिए 
उपयोगी हो पाता है । ब्रीहि का प्रोक्षण---जल से घोकर साफ करता, मिट्टी-घूल- 
कूड़ा.आदि उसमें न॒ रहे, फिर उसका अवहनन --कूटना, छड़ना आदि, जिससे 
तुष--छिलका अलग हो जाय, जुद्ध चावल निकल आये ; यह ब्रीहि का संस्कार है। 
इससे वह याग के लिए उपयोगी बन जाता है। यह संस्कार उक्त रूप में याग के 
लिए द्रव्य के प्रस्तुतीकरण द्वारा याग का उपकारक है। अन्य सामग्री में छुद्ारा, 
गोला, दाख आदि मेवा कीड़ों के खाये न हों, उनमें कहीं मैल-जाला आदि लगा 
न हो, जल आदि से घोकर उन्हें साफ-स्वच्छ कर लेना उनका संस्कार है। यह 
द्रव्य को यागोपयोगी बनाकर बाग का उपकारक होने से शेष है। इसी प्रकार 
आज्य--घृत को तपाकर छानना, अच्छी तरह देख लेना, उसमें कोई अन्य वस्तु 
या कीट आदि न गिर गया हो, यह आज्य का संस्कार है। पिघलाये हुए घी का 
नाम “आज्य है। इस रूप में यह बाग का उपकारक है, अतः शेष पदार्थ की 
सीमा में आता हैं। 

याग मुख्य कत्तेव्य है, पुरुष उसका अनुष्ठाता है, तथा याग सम्पस्न हो जाने 
पर फल का मोक्ता है। ये अन्य किसी के लिए नहीं होते, प्रत्युत अन्य संभार 
(तैयारियाँ) इन्हीं के लिए होते हैं; इसलिए ये किसी के शेष नहीं । ये शेषी या 
अज्जी कहे जाते हैं। फलतः परार्थता या झ्षेषत्व द्रव्य, गुण, संस्कार में ही है, ऐसा 
बादरि आचार्य का विचार है ॥३।। 

बादरि आचाये के उक्त विचार में आचार्य जैमिनि ते सुकाव भ्रस्तुत किया-- 


कर्माण्यपि जैमिनिः फलार्थत्वात्‌ ७४॥ 


[कर्माणि] बाग आदि कर्म [अपि | भी [फलार्थत्वात्‌] फल के लिए होते 
के कारण शेषभूत सम्भव हैं, यह [जैमिनि:] जैमिनि आचाये का कहना है। 


३. 'आज्य' पद का 'अजा' से सम्बन्ध जोड़ना तितान्‍्त अशास्त्रीय है । अजा-दुग्ध 
से सम्पन्न घुत का याग के लिए श्रयोग होने में कोई प्रमाण नहीं है। गोघृत 
के स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध हैं। 


३६० मीमांसा-दर्शन 


शेष पद का व्यवहाय॑ अर्थ बताने के लिए जिस पद्धति का आश्रय आचार्य 
बादरि ने लिया, उसके अनुसार याग आदि भी झोपभूत माने जा सकते हैं। जैसे 
ब्रीहि आदि द्रव्य थाम के लिए होने के कारण झोषभूत हैं, वैसे ही बाग आदि कर्म 
भी अपूर्व द्वारा स्वर्ग आदि के लिए होने के कारण शेषभूत क्यों न माने 
जायें ? जैसे ब्रीहि आदि द्रत्य फे बिना यांग सम्पन्न नहीं होता, इसी प्रकार याग 
के बिता स्वर्ग सम्पत्त नहीं होता; अतः याग स्वर्गादि फल का शेष है। 

आय: समस्त थाग कामनामूलक होते हैं। उस कामना की सम्पन्नता याग के 
बिना सम्भव नहीं। जो अग्निहोत्र आदि कामनारहित नित्यकर्म माने जाते हैँ, 
उनके अनुष्ठान का भी प्रत्यवाय--यरिहार' फल है। वह अग्निहोत्र आदि कर्ष 
के बिना सम्भव नहीं । अतः सभी कर्म भी होष के पेटे में आ जाते हैं। अत: बादरि 
आचाय॑ का कथन चिन्तनीय है ॥४॥ 

शेष पद के व्यवहार अर्थ को खोजने का यह क्रम फल पर समाप्त न होकर 
आगे भी चलता है। सूत्रकार ने. कहा-- 


फल च पुरुषार्थत्वात्‌ ॥५॥॥ 


[फलम्‌ ] स्वर्ग आदि फल [च] भी शोषभूत सम्भव है, [पुरुषार्थत्वात्‌ 
पुरुष के लिए होने के कारण | 

शास्त्र में स्वयं आदि फल का उपदेश पुरुष के लिए है । स्वगं फल की कामना 
पुरुष को होती है--मुभे स्वर्ग प्राप्त हो । फलप्रोष्ति की कामना करनेवाले पुरुष के 
लिए स्वर्ग फल-साधन याग का विधान है। जो पुरुष याग का अनुष्ठाता है, याग 
से होनेवाला फल उसी को प्राप्त होता है। अत: फल पुरुष के लिए है, यह स्पष्ट 
होता है। तब फल भी झोष के पेठे में आ जाता है। 

अनुष्ठाता पुरुष के लिए फल की प्राप्ति-निमित्त ही याग का अनुष्ठान किया 
जाता है। ऐसा समभना कि याग सम्पन्त हो जाने पर फल स्वतः प्राप्त हो जाता 
है, टीक नहीं; क्योंकि स्वयं 'फल' मह पद इस तथ्य को स्पष्ट कर रहा है कि 
किसी के प्रयोजन को पूरा करने के लिए अपने उपयुक्त कारणों से इसे उत्पन्न 
किया गया है। याग उसका साधन है, इसी रूप में पुरुष के लिए फल-प्राप्ति- 
निम्ित्त याग का विधान है। केवल स्वर्ग के आत्म-लाभ के लिए याग का विधान 
नहीं है। तात्पये है, स्वर्ग के अपने रूप में उभर आने मात्र के लिए याग का विधान 


१. अग्निहोत्र आदि नित्य कर्मों का जनुष्ठान न करने में आचार्यों ने प्रत्यवाय-- 
न्यूनता दोष, पाप अथवा अपराध बताया है। अनुष्ठान करते रहने पर बह 
अत्यवाय नहीं हो पाता, अतः निश्य कर्मानुष्ठान का फल- -प्रत्यवाय परि- 
हार---युक्त है । 


अथ तृतीयाध्याये प्रथम: पाद: ३६१ 


हो, ऐसी बात नहीं है। याग्र स्वर्ग का साधन है, तथा स्वर की कामनावाले पुरुष 
के द्वारा अनुष्ठित होने के कारण यागसाध्य फल साधयिता पुरुष के लिए है, यह 
स्पष्ट होता है ॥॥५॥ 

इसी क्रम को सूत्रकार जैमिनि ने आये बढ़ाया-- 


पुरुषश्च कर्मार्थत्वात्‌ ॥६॥ 

[प्रुरुष: | पुरुष [च] मी [कर्मार्थत्वात्‌ ] कर्म के लिए होने के कारण कर्म 
के प्रति शेषभुत है। 

पुरुष को कम के प्रति शेषभूत बताने में सूत्रकार का “कम पद से तात्पर्य 
सामान्य याग आदि कर्म नहीं है, प्रत्युत विशेष याग से तात्पर्य है। सोमयागों में 
सदो मण्डप के बीच गूलर वृक्ष की एक शाखा गाड़ी जाती है। उसका स्पर्श करने 
के अनन्तर सामगानकर्त्ता उससे पीठ लगाकर साम का गांन करता है। उस 
विषय में यह श्रदय उठने पर कि गूलर की झाख्रा कितनी ऊँची गाड़ी जाय? 
इसका समाधान किया गया है--'यजमानसम्मिता जऔदुम्बरी भवति'--गूलर 
शाखा की ऊंचाई यजमान पुरुष के बराबर होनी चाहिए। यहां यजमान का उप- 
योग गूलर शाखा की ऊँचाई नापने के लिए किया गया है, अत: यजमान पुरुष भी 
इस कर्म के प्रति ब्ेषभूत है । 

ऐसी स्थिति में बादरि आचार्य का यह कथन कि शोष पद के अर्थ का क्षेत्र--. 
द्रव्य, गुण, संस्कार, इन तीन में सीमित है--सन्देह में पड़ जाता है। क्योंकि द्रव्य, 
गुण, संस्कार जिन याग, फल, पुरुष के प्रति शेषमरूत बताये गये, वे याग आदि भी 
अन्य-अन्य के प्रति शेषभूत हैं, यह गत पत्रों में सूत्रकार ने बताया। इस सब चर्चा 
से सूत्रकार का तात्पय॑ परार्थ' हेतु में कुछ सुफाव देना प्रतीत होता है। सुकाव 
है--जो कर्म केवल पराथर्थ हैं, वे शेष पद के क्षेत्र में आते हैं। तात्पय है, जो कर्म 
केवल अन्य के लिए शोषभूत हैं, पर उतके लिए अन्य कोई शोषभूत नहीं हैं, ऐसे 
कम ही शेष के क्षेत्र में आते हैं। याग, फल, पुरुष--द्रव्यादि के लिए--रोषी हैं, 
पर द्रव्य, गुण, संस्कार किसी के भी प्रति शेषी नहीं हैं; वे नियमित रूप से 'शेष' 
मात्र हैं। इसी आधार पर बादरि आचार्य ने उनका नाम लेकर होष पद के अर्थ 
की अवधारणा को है। भाष्यकार शबर स्वामी ने जैभिनीय सूत्रों के प्रानौन 
व्याख्याकार भगवान्‌ उपवर्ष का प्रमाण देकर उक्त भावना को सुपुष्ट किया है। 

समस्त नैमित्तिक कम “अपूर्व-उत्पत्ति के लिए किये जाते हैं । उस “अपूर्व” के 
साथ जिनका किसी भी प्रकार का सीधा सम्बन्ध है, वे शेषी हैं; उनसे बचे हुए 
अन्य सब कर्म शेषभूत हैं; उक्त चर्चा का इतना ही सार है । याग अपूर्व का जनक 
होने से, फल स्वर्गादि-जन्य होने से, पुरुष आश्रय होने से अपूर्व के साथ सीधे 
सम्बद्ध हैं, भत: शेषी हैं। इनसे अतिरिक्त जो बचे, वे सब होष हैं ॥ द्रव्य, गुण, 


५३ मीमांसा-दर्शन 


संस्कार ऐसे ही हैं; उनका अपूर्व के साथ किसी प्रकार का भी सीधा सम्बन्ध नहीं 
है, अतः बे केंवल शोष हैं ॥६॥ (इति झेषलक्ष्याईधिकरणम्‌--३ ) । 


(निर्वंपणादीनामर्थानुसारेण व्यवस्थितविषयताउधिक रणम्‌--४) 


प्रत्येक प्रधान याग के अवसर पर शास्त्रीय नियम” के अनुसार चार-चार 
मुट्ठी ब्रीहि आदि ह॒व्य द्रव्य का ग्रहण करना “निर्वाप' कहाता है। 

शिष्य जिज्ञासा करता है--दर्श-पूर्ण मास प्रकरण में ब्रीहि आदि यागोपयोगी 
द्रब्यों के निर्वाप', प्रोक्षण, अवहनन आदि धर्म; आज्य के विलापनत, उत्पवन, 
ग्रहण, आसादन आदि घ॒र्म; तथा सान्‍्नास्य के शाखाहरण, गायों का प्रस्थापन 
एवं पसुआना आदि धर्म कहे गये हैं। इनमें सन्देह है, क्या ये सब कार्य ब्रीहि, 
आज्य और सान्‍्नाय्य में सर्वत्र सम्मिलित कत्तंव्य हैं, अथवा जहाँ जिसका प्रयोजन 
हो, वहाँ करने चाहिएँ ? 

सूत्रकार आचाये ने समाधान किया-- 


१. निर्वाप+'चतुरो मुष्टीन्‌ निर्वंपति” [आप० श्रौ० १(१८।२] के अनुसार 
प्रत्येक प्रधान याग के लिए चार-चार मुट्ठी ब्रीहि आदि का ग्रहण करना 
निर्वाप है | प्रोक्षण-- विशेष पात्र में रक्खे जल से दाएँ हाथ द्वारा ब्रीहिं का 
सेचन अथवा धोना '्रोक्षण' है। अवहनन --ब्रीहिं को ओखली में डालकर 
छिलका उतारने के लिए मसल से कूटना 'अवह॒नन' है। यह केवल ब्रीहि- 
सम्बन्धी वितुषीकरण कम हैं; ब्रीहि--धान का तुष--छिलका उतारकर 
शुद्ध चावल अलग करना इन कर्मों का प्रयोजन है । 

आज्य के धर्म --विलापन -- घृत को ताता, पिघलाना | उत्पवन 5 
घृत को छानना, जिससे उसमें कोई तिनका आदि न रहे। ग्रहण--दोनों 
हाथों से उठाना । आसादन ++ ले-जाकर बेदि में रखना । ये धर्म केवल आज्य- 
सम्बन्धी हैं । 

सान्नाय्य धर्म--दही-दूध की मिलित आहुति 'सान्ताय्य' है। इसके 

लिए गोदोहन आवश्यक है। इसमें उपयोग' के लिए शाखाहरण 5-८ पलाश 
(ढाक) की हरी शाखा काटकर लाना। प्रस्तावन--गायों का पसुआना -< 
दूध उतारने के लिए बछड़ों को थनों में लगाना; इस अवसर पर तथा पसु- 
आने के अनन्तर बछड़े को हटा लेने पर पलाश शाखा से उसका स्पश्े किया 
जाता है। यह जिया बछड़े को सहलाने के लिए की जाती है, जिससे वह 
अधिक उछल-कूद न करे। भ्रस्थापन -- गोदोहन के अनन्तर गायों को चरने 
के लिए छोड़ना। ये धर्म केवल सान्ताय्य से सम्बद्ध हैं; अन्य ब्रीहि आदि 
द्रव्यों के साथ इनका कोई सम्बन्ध नहीं । 


अथ तृतीयाध्याये प्रथम: पादः रेधरे 


तेषामर्थेन संयोग: ॥७॥ 


[तैषाम्‌ ] उन निर्वाप, अवहनन आदि कार्यों का [ अर्थेन | प्रयोजन के अनु- 
सार ब्रीहि, आज्य व सान्‍्ताय्य के साथ [संयोग:] सम्बन्ध समझना चाहिए, 
सर्वत्र नहीं । 

अवहनन -- कूटना आदि धर्मो का फल सुषविमोक-छिलका उतर जाना आदि 
फल केबल ब्रीहि में व्यवस्थित देखा जाता है; इसका आज्य या सान्‍्नाय्य द्र्ब्यों 
में कोई प्रयोजन नहीं है। इसी प्रकार गायों के नीचे वछड़ों को छोड़कर पसुआना, 
दोहन आदि धर्मों का दूध आदि फल केवल गायों में देखा जाता है; न ब्रीहि में 
न आज्य में। ऐसे ही पिघलाता, छातना आदि घ॒र्मो का शुद्धता आदि फल केवल 
आज्य में व्यवस्थित है; इसका (विलापन, उत्पवन आदि का) न कोई प्रयोजन 
ब्रीहि में देखा जाता है, न सान्‍्नाय्य में। फलत: अवहनन, विलापन, प्रस्तावन 
आदि धर्मों का प्रयोजन किसी एक विशिष्ट द्रव्य के साथ पूरा होता है। सब घर्मो 
का सब द्रव्यों के साथ सम्बन्ध हो, ऐसा सम्भव नहीं; भले ही वे समान प्रकरण 
में पढ़ें गये हों। ये सब दृष्टफलवाले धर्म हैं; एक प्रकरण में सबका श्रवण होना, 
अनुचित व निष्प्रयोजन वात को उचित व सप्रयोजन बताने का साधक नहीं कहा 
जा सकता । इसलिए ये धर्म उसी द्रव्य के शेष हैं, जहाँ उतका उपयोग सम्भव है, 
जैसा गत पंक्तियों में स्पष्ट किया गया ॥७॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--साक्षात्‌ या परम्परा से सभी धर्म अपूर्व के साधन 
में उपयोगी होते हैं; तो इन धर्मों का सब द्रव्यों के साथ सम्बन्ध--सम्मव है 
किसी अपूर्व का साधक हो ? शिष्य-जिज्ञासा को आचार ने सुत्रित किया -- 


विहितस्तु सर्वंधर्मः स्थात्‌ संयोगतो४विशेषात्‌ 
प्रकरणविशेषाच्च ॥८॥ 


[ठु] 'तु' पद पूर्वोक्त पक्ष के निराकरण के लिए है। तात्पर्य है, अवहनन 
आदि धर्म जिस द्रव्य के साथ प्रयोजनवान्‌ हैं, वहीं किए जावें,--यह कथन ठीक 
नहीं है। [विहित:] विधान किया गया अवहनन आदि [ स्ंधर्म:] सब द्रव्यों-- 
ब्रीहि, आज्य, सान्‍नाय्य--का धर्म [स्यात्‌] होता चाहिए, [ संयोगतो5विशेषात्‌ ] 
समानरूप से परम--अपूर्व के साथ सभी धर्मों का सम्बन्ध होने के कारण, [च] 
तथा [प्रकरणविशेषात्‌ ] एक ही प्रकरण--दर्श -वृणेमास में पठित होने से 

अनुष्ठानों में सभी क्रियाकलाप परम--अपूर्व की सिद्धि के लिए किए जाते हैं, 
जो स्वर्गादि प्राप्ति का एकमात्र साधन माना गया है। किसी कर्म का अपूर्व की 
उत्पत्ति में सीधा सम्बन्ध होता है; जैसे याग आदि का । यह 'स्वगंकामो यजेत' 
इस विधान से प्राप्त है । त्रीहि, आज्य आदि द्रव्य याग के साधन हैं; 'ब्रीहिभियं- 


ब्ध४ड मीमांसा-दर्शन 


जेत' इस विधिदाक्य से श्राष्त हैं। “ब्रीहीन्‌ अवहन्ति, पिसष्टि' आदि वाक्यों से 
घानों का कूटना, पीसना आदि संस्कार विहित है; संस्क्रत धान से पुरोडाश तैयार 
होता है, जो पाग का साधन है। परम्परा से अन्तिम--अपूर्ब की उत्पत्ति में उतत 
प्रकार सभी धर्मं-साधन हैं, अत: अवहनन, पेषण, उत्पवत, शाखाहरण आदि धर्मों 
का ब्रीहि, आज्य, गोदोहून आदि सभी के साथ सम्बन्ध माना जाना चाहिए। 
अपूर्वोत्यत्ति में समी का सहयोग सम्भव है । ये सभी घर्मं शास्त्र द्वारा विहित हैं। 
इनका विधान इस तथ्य का प्रयोजक है कि ये अपूर्वोत्पत्ति में साधन हैं । प्रतीत 
होता है, इसी कारण इन सब धर्मों का एक ही दश्षै-पूर्ण ग्रास प्रकरण में श्रवण है, 
जो ब्रीहिं आदि सभी के धर्म होने को पुष्ट करता है। फलत: ये धर्म सभी के 
उपकारक हैं, यह निश्चित होता है ॥5॥ 
आचार सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा का समाधाव किया--- 


अथेलोपादकर्म स्यात्‌ ॥६॥ 


[अर्थलोपात्‌ ] अर्थ --प्रयोजन का लोप होने से, अर्थात्‌ अवहनन आदि का 
जहाँ---आज्य आदि में कोई प्रयोजन नहीं है, वहाँ वह क्रिया |अकर्म ] अकरणीय 
[स्थात्‌ ] है। 

धान का अवहनन --कूटना धान के छिलके को उतारकर अलग कर दिये 
जाने पर दुद्ध-स्वच्छ चावल के दाने को निकालना श्रयोजन है। यहू क्रिया आज्य 
तथा सानन्‍्ताथ्य में निष्प्रयोजन है; इसलिए उनमें इस क्रिया का किया जाना 
नितान्‍्त अनावश्यक है। यह कहना सवेथा निराधार है कि आज्य जादि में अब- 
हनन क्रिया का किया जाना अपुर्व की उत्पत्ति में उपकारक होगा। शास्त्र में कहीं 
कोई ऐसा संकेत उपलब्ध नहीं, जिसे आज्य आदि में अवहनन अपूर्य का साघक 
जाना जाय। अतः जहाँ जो क्रिया उपकारक है, वहीं उसका किया जाना योग्य 
है ॥8॥॥ 

उक्त अं को सूत्रकार ने अधिक स्पष्ट किया-- 


फल तु सह चेष्टया शब्दार्थोषभावाद्‌ विप्रयोगे स्यात्‌ ॥१०॥ 


[फलम्‌ ] धान के छिलके को अलग करना रूप फल [तु |तो [चेष्टया सह] 
चेष्टा -- अवहनन आदि क्रिया के साथ स्पष्ट देखा जाता है। तात्पये है, धान के 
कूटने से उसका छिलका उतरकर छुद्ध चावल का प्राप्त होना अवधात क्रिया का 
स्पष्ट दृष्ट फल है । [विश्रयोगे |तुषरहित होना--दृष्ठ फल के सर्वथा न होने पर 
[अमावात्‌ ] दृष्ट फल के अभाव से [शब्दार्थ:] अवधात कथनमात्र [स्यात्‌ ] हो 
जायगा। 

“ब्रीहीन्‌ अवहन्ति' घानों को कूटता है, इस वाक्य का यदि केवल यह तात्पय॑ 


अथ तृतीयाध्याये प्रथम: पाद: ३६५ 


माना जाता है कि धान में मुसल की हल्की दो-चार चोट देकर छोड़ दिया जाय, 
छिलका न उतारा जाय, तथा उस्त अवधात को अधूरे की उत्पत्ति में उपकारक 
माना जाय, तो आज्य, सान्‍्नाय्य में भी अवधात अपूर्व का उपकारक हो, ऐसी 
कल्पना की जा सकेगी। परन्तु यह सर्वथा अशास्त्रीय एवं अप्रामाणिक है, क्योंकि 
धान का वितुंषीकरण किसी प्रयोजन के लिए होता है। वह प्रयोजन है--शुद्ध 
चावल से पुरोडाश तैयार करना, जो याग का मुख्य ह॒व्य द्रव्य है। इसलिये घान 
का वितुधीकरण अवधघात-क्रिया का प्रत्यक्षसिद्ध दृष्ट फल है। आज्य आदि में यह 
प्रयोजन असम्भव है। 

प्रकरण में पाठ की उपपत्ति के लिए यह आवश्यक नहीं कि कूटना, पिघ- 
लाना आदि का ब्रीहि, आज्य, सान्नाय्य सबके साथ सम्बन्ध माना जाय; अवधात 
का ब्रीहि के साथ, पिघलाने का आज्य के साथ तथा शाख्राहरण का सान्‍नाय्य के 
साथ सम्बन्ध माने जाने पर भी प्रकरण-पाठ की उपपत्ति में कोई बाघा नहीं है । 
'फलतः अवघात, विलापन, शाखाहरण आदि--अव्यवस्थित रूप से ब्रीहि, आज्य, 
सास्नाय्य सबके--धर्म न होकर पूर्वेनिर्देशानुसार व्यवस्थित धर्म हैं, एवं उन्हीं के 
शेष हैं। निर्वाप आदि ब्रीहि के, विलापन आदि आज्य के तथा क्षाखाहूरण बादि 
सान्‍्नाय्य के शेष हैं ॥१०॥॥ (इति निर्वेपणादीनामर्थावुसारेण व्यवस्थितविषयता- 
इधिकरणम्‌--४) । 


(स्फ्यादीनां संयोगानुसारेण व्यवस्थितत्वाधिकरणम्‌--५) 


शिष्य जिज्ञासा करता है--दर्श-पूर्ण मारा याग के प्रसंग में कतिपय यज्ञपात्रों 
अथवा उपकरणों का निर्देश है। वे हैं--स्पय, कपाल, अग्निहोत-हवणी, शूप, 
(छाज) , कृष्णमृगचर्म, शम्या, उच्ूखल, मुसल, दूषद्‌ [ शिला, चावल पीसने की |, 
उपल [लोढ़ा या बढ्मा], ये दस उपकरण यज्ञ के आयुध कहे जाते हैं। इनके 
सहयोग से यज्ञानुष्ठान सम्पन्त किया जाकर विजित होता है। 

यहाँ संशय है---क्या ये उपकरण, यज्ञ में जो कर्मांश जिसके सहयोग से किया 
जा सकता है, उस-उस के लिए पठित हैं ? अथवा उत्पत्ति-वाक्य में जो उपकरण 
जिस कर्म के साथ सम्बद्ध है, उसी के लिए पढित है ? 'स्प्येन उद्घन्ति'-स्फ्य से 
उद्घनन, उत्पादन करता है, वेदि के लिए खूँड या चिह्न बनाता है; यह उत्पत्ति- 
वाक्य है। सन्देह का स्वरूप है--यज्ञ में जो भी कार्य जिस उपकरण से किया जा 
सके, उससे कर लिया जाय ? अथवा उत्पत्ति-वाक्य में निदिष्ट कार्य हो किया 
जाय ? पहले विकल्प में काय॑ की व्यवस्था नहीं है; दूसरे में कार्य व्यवस्थित है । 
कर्तव्यरूप में प्रथभ विकल्प प्राप्त होता है; क्योंकि दर्श-पूर्णमास प्रसंग में पठित 
ये सब उपकरण उसी अवस्था में सप्रयोजन होते हैं, जब जो कार्य इनसे किया जा 
सके, वह कर लिया जाय; अन्यथा प्रसंग में इनका श्रवण व्यर्थ हो जायगा। 


३६६ मीमांसा-दर्शेन 
आचारयें सूत्रकार ने समाधान कियो-- 


द्रव्यं चोत्पत्तिसंयोगात्‌ तदर्थमेव चोद्येत ॥११॥ 


[ द्रव्यम्‌ | द्रव्य -- स्फ्य, कपाल आदि उपकरण [ उत्पत्तिसंयोगात्‌ ] उत्पत्ति 
विधायक--'स्फ्येनोद्घन्ति, कपालेषु पुरोडाझं श्रपयति' आदि बाक्यों में उद्घतन, 
श्रपण आदि क्रियाओं के सम्बन्ध से [ तदर्थ म्‌ | उसी उद्घनन, श्रपण आदिप्रयोजन 
के लिए [एव | ही [चोच्येत] कहे जायेंगे। तात्पयं है, उत्पत्ति-वाक्य में जिस 
द्रव्य +- उपकरण के साथ जो क्रिया विहित है, उसी क्रिया के लिए उस उपकरण 
का उपयोग होगा, तथा उस क्रिया के लिए उसी उपकरण का प्रयोग हो सकेगा। 

उत्पत्ति-बाक्य में प्रत्येक उपकरण किसी विशिष्ट क्रिया के साथ सम्बद्ध है। 
तब उस उपकरण का उपयोग उसी क्रिया के लिए किया जाना चाहिए, जैसे-- 
'स्फ्येनोद्घन्ति' उत्पत्ति-वाक्य है, स्पथ-संज्ञक उपकरण से वेदि का खूँड बनाता है । 
यह उद्घनन-क्रिया स्फ्य नामक साधन से ही की जानी चाहिए, जन्य किसी से नहीं । 
एवं इस उपकरण का उपयोग उद्घनन-क्रिया में ही होना चाहिए, अन्य किसी 
कार्य में नहीं; यह व्यवस्था है। 

इसी प्रकार अन्य उत्पत्ति-वाक्य है--“कपालेषु पुरोडाशं श्रपयति' मृत्पात्रों 
में पुरोडाश को पकाता है। पुरोडाश पकाने के लिए बनाये गये कपालों ( मृत्पात्रों ) 
में ही वह पकाया जाना चाहिए, अन्य पात्रों में नहीं; तथा उन पात्रों में पुरोडाश 
ही पकाना चाहिए, अन्य कोई कार्य उनमें नहीं किया जाना चाहिए। 

“अग्निहोत्रहवण्या हवींषि निर्वषति' अग्निहोत्रहवणी पात्र से हबियों का 
निर्वाप करता है। तात्पयं है, एक-एक करके चार मुट्ठी धान निकालता हैं। इस 
पात्र का प्रयोग--चार मुट्ठी घान उसमें प्रक्षेप करना, और उपयुक्त समय पर 
निकालना--इसी काय के लिए होता है। 

आूर्पेण विविनक्ति! सूप---छाज से---कुटे हुए घानों को--फटकता है। सूप 
केवल इसी कार्य के लिए व्यवस्थित है, तथा यह कार्य अन्य किसी उपकरण से 
नहीं लेना चाहिए । 

“क्रष्णाजिनमधस्तादुलूखलस्यावस्तुणाति' काले मृगचर्म को ऊखल के नीचे 
बिछाता है। मृगचर्म केवल इसी का के लिए है, और कृष्ण मृगचर्म के स्थान पर 
अन्य किसी का उपयोग न करना चाहिए। 

“शम्पायां दृषदमुपदधाति' शम्या पर शिला को रखता है। यह 'ट्रे' के समान 
आयताकार यज्ञिय पात्र है। इसमें रक्‍्खी हुई शिला पर चावल पीसा जाता है 
जिससे छिटककर इधर-उधर गिरा द्रव्य शम्या पर सुरक्षित रहे, और सुविधा- 
पूर्वक शुद्धरूप में उठाया जा सके । यह इसी कार्य के लिए व्यवस्थित पात्र है। 

“उलूखलमुसलाम्यामवहन्ति' ऊखल-मूसल से ब्रीहि को कूटता है। इन 


अथ तृतीयाध्याये प्रथम: पाद: ३६७ 


उपकरणों का इसी कार्य में उपयोग व्यवस्थित है। 

“दुषदुपलाम्यां पिनष्टि' दिला और बट्टे से चावलों को पोसता है। इनका 
यह उपयोग निर्धारित है। 

यद्यपि थे सब कम प्रकरण में समानरूप से पठित हैं, पर पीछे कहे उत्पत्ति- 
वाकयों में जो कार्य जिस उपकरण का कहा है, उसका सम्बन्ध उसी के साथ व्यव- 
स्थित है। इन सब कर्मों का दृष्ट प्रयोजन प्रत्यक्षसिद्ध है । इनका सर्वत्र विनियोग 
न होकर उत्पत्तिवाकय के अनुसार निर्धारित कार्य में ही विनियोग माना जाना 
शास्त्रीय सिद्धान्त है। 

गत अधिकरण के साथ विषय-विवेचन की आंशिक समानता होने पर प्रस्तुत 
अधिकरण की यह विशेषता है कि यहाँ 'स्फ्य' आदि द्रव्यों->उपकरणों का एका- 
धिक बार उल्लेख हुआ है। तात्पय है, उत्पत्तिवाक्यों के अतिरिक्त भी प्रकरण में 
उनका उल्लेख हुआ है, जबकि गत अधिकरण में ब्रीहि आदि द्रव्यों का उल्लेख 
केवल उत्पत्तिवाक्यों में है ।११॥॥ (इति स्फ्यादीनां संयोगानुसारेण व्यवस्थित- 
त्वाधिकरणम्‌--५) । 


(अरुणादीनां गरुणाना मसंकीर्णताउधिक रणम्‌--६) 


क्षिष्य जिज्ञासा करता है--ज्योतिष्टोम याग में सोम के क्र का आरम्भ कर 
कहा है--'अरुणया पिज्ञाक्ष्या एकहायन्या सोम॑ क्रीणाति' अरुण 55 लाल-पीले मिले 
रूपवाली, अर्थात्‌ सायंकाल सूर्य छिपने के अवसर पर पश्चिम दिशा के समान 
रूपवाली, पीली आँखोंवाली, तथा एक वर्ष की अंवस्थावाली गाय मूल्यरूप 
में देकर सोम खरीदता है। यहाँ सन्देह है--क्या इस अरुण रूप का सम्बन्ध समस्त 
क्रय-प्रकरण के साथ है ? अथवा यह केवल--क्रय में एक वर्ष अवस्थावाली-- 
गाय में ही सम्बद्ध है ? 

यद्यपि उक्त वाक्य में तीनों तृतीयान्त पदों का सीधा सम्बन्ध “त्रीणाति' 
क्रिया के साथ है । कम, करण आदि अर्थ को कहनेवाले कारक का सम्बन्ध क्रिया 
के साथ हुआ करता है। यहाँ भी तीनों पदों में तृतीया विभक्ति से निदिष्ट करण 
कारक है; तात्पयं है, ये सोम को खरीदने के साधन हैं--“अरुणया क्रीणाति, 
पिज्ञाक्ष्या क्रीणाति, एकहायन्या क्रीणाति' इस स्पष्ट वचन से इसमें सन्देह का 
कोई अवकाश नहीं होना चाहिए; पर पहले वाक्य [अरुणया क्रीणाति | में सन्देह 
बना रहता है। कारण यह है, अगले दोनों पदों में बहुब्नीहिं समास है--'पिज्ञे 
अक्षिणी यस्या: सा पिज्ुतक्षी, तया पिज्ञाक्ष्या' पिज्ञ पद गुणवाचक है, अमूर्ते है, 
पर बहुब्रीहि समास अन्य-पदार्थ-अधान होता है, पिज्ध पद और अक्षि पद अपने अर्थ 
को छोड़कर अन्य गायरूप प्रधान द्रव्य-अर्थे का बोध कराते हैं.। उसका “क्रीणाति! 
क्रिया के साथ सम्बन्ध युक्त एवं व्यवहायं है। पीली आँखवाली गाय मृल्यरूप में 


झ्द्द८ मीमांसा-दर्शन 


देकर सोम खरीदा जाता हैं। 

“एकहायन्या' पद भी ऐसा ही है--'एकं हायन॑ वयो यस्या: सा एकहायनी 
तया---एकहायन्या हायन पद भी अमूर्तत गुण वय का बोधक है; पर बहुब्रीहि 
समास में अपने अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ-- एक वर्ष वयवाली गाय प्रधान द्रव्य 
का बोध कराते हैं। इसका “क्रीणाति' क्रिया के साथ सम्बन्ध युक्त एवं व्यवहायं 
है! हे 

परन्तु पहले वाक्य--/अरुणया क्रीणाति' में 'अरुणया' के मूलपद “अरुणा' में 
बहुब्रीहि समास नहीं है; अतः यह पद अपने अर्थ को नहीं छोड़ता, यह अरुणरूप 
गुण का बोधक बना रहता है। 'अरुणया क्रीणाति” में अरुणरूप मुण के अमू्ते 
होने से सोम के मुल्यरूप में उसका दिया जाना अयुक्त एवं अव्यवहाय है। पर यह 
वाक्य प्रमाणभूत है। प्रमाणवाक्य किसी ऐसी अटपटी बात को कहे, जो अयुक्त 
एवं अव्यवहाय हो, ऐसा सम्भव नहीं । अतः इस वाक्य की सार्थकता के लिए अरुण 
गुण का सम्बन्ध 'क्रीणाति' क्रिया के साथ न जोड़कर समस्त क्रय-प्रकरण के साथ 
समझना चाहिए। इसका तात्पयें होगा--क्रय प्रकरण में वर्णित--सोम खरीदने 
कै--वस्त्र आदि साधनों का अरुण रूप होता चाहिए, उक्त वाक्य यह विधान 
करता है। इस प्रकार सन्देह का स्वरूप बनता है--+अरुणया ऋरणाति' में आरुण्य 
का सम्बन्ध समस्त क्रय-प्रकरण के साथ माना जान! चाहिए ? अथवा एकहायनी 
पिज्जाक्षी गाय के साथ ? आशंकावादी का कहता है--अरुण पद अपने अर्थ को न 
छोड़ने के कारण एकहागनी गाय का कोध कराने में अशक्त होगा, तब 'त्रीणाति' 
के साथ सम्बन्ध अव्यवहाय्य होने से समस्‍्त क्रम-प्रकरण के साथ इसका सम्बन्ध 
मानना चाहिए। आचार्य ने शिष्य-आझंका का समाधान किया--- 


अर्थेकल्वे द्रव्यगुणयोरेककर्म्यान्दियस: स्थात्‌ ॥१२॥ 

[ऐककर्म्यात्‌ |] जिस कर्म में, एक ही क्रिया के साथ्य होने के कारण [ द्रव्य- 
गुणयों: ] द्रव्य और गुण के [ अर्थकल्वे प्रयोजनवाला होते पर, द्रव्य और 
गुण का परस्पर [नियम:| निश्चित सम्बन्ध [स्थात्‌] हो जाता है। 

प्रस्तुत वाक्यबोधित कर्म में झोमक्रमझूप एक क्रिया साध्य है। आरुष्य गुण 
तथा पिज्ु॒क्षी, एकहायनी द्रव्य, इन सबका एक हो प्रयोजन है--उस क्रिया को 
सिद्ध करना । ऐसी स्थिति में गुण और द्रव्य का परस्पर नियत सम्बन्ध होना 
अनिवार्य है। यदि इनका परस्पर सम्बन्ध न माना जाय, तो सोमक्रयरूप क्रिया 
का सम्पन्त होना सम्भव न होगा। श्रुतत वाक्य में ये करण अर्थात्‌ साक्षात्‌ साधन- 
रूप से निदिष्ट हैं। यदि एकहायनी के साथ “अरुणया' पदबोधित आरुण्य के 
सम्बन्ध की उपेक्षा की जाती है, तो करणसामग्री में न्यूनता होने से सोमक्रप न हो 
सकेगा । पूरा मूल्य न देने पर सौदा कंहीं मिलता नहीं। फलत: जैसे एकहायनी के 


अथ तृतीयाध्याये प्रथम: पाद: ३६६ 


साथ पपेज्ु क्षी का सम्बन्ध है, ऐसे ही आहण्य गुण का एकहायनी के साथ सम्बन्ध 
अनिवायं है। 

आशंकावादी ने यह कहकर इस सम्बन्ध को हटाने का प्रयास किया है कि 
गुणवाचक पद ने अपने अर्थ को नहीं छोड़ा; पर अगले दोनों पद बहुब्रीहि समास- 
युक्त होने से स्वार्थ को छोड़कर अन्य गायरूप अं का बोध कराते हैं। यह स्थिति 
गुणबाचक अरुण पदकीन होने से उसका सम्बन्ध द्रव्धवोधक पदों के साथ 
मानना युक्त न होगा । पर यह कथन संगत नहीं है, क्योंकि गुण का सम्बन्ध सर्वेत्र 
द्रव्य के साथ रहता है। प्रस्तुत प्रसंग में पिद्धाक्षी, एकहायनी द्रव्यवाचक पद 
विश्ेष्यरूप हैं, गुणवाचक अरुण पद विशेषणरूप है। सोमक्रय करने के लिए 
उसका मूल्य पिज्ाक्षी एकहायनी गाय द्रव्य है; पर वह उपयुक्त मूल्य उसी स्थिति 
में माना जायगा, जब वह रूप से अरुण हो । 'अरुणया” पद से बोघ्य आरुष्य गुण 
सौमक्रय का अपने स्वतन्त्र रूप में मूल्य नहीं है, और त इस रूप में पिज्भाक्षी तथा 
एकहायती | फलतः सोमक्रय के मूल्य के लिए इनमें से किसी को छोड़ा नहीं जा 
सकता। अत: इनका परस्पर नियत सम्बन्ध सोमक्रवरूप एक क्रिया की सिद्धि के 
लिए स्वीकार किया जाना अनिवार्य है। विशेष्य-विशेषण के परस्पर सम्बन्ध 
में--भले ही उनमें कोई गुण या कोई द्रव्य हो--किसी प्रकार की बाधा नहीं 
होती। 

यह स्पष्ट हो जाने पर कि---'अरुणया' का 'क्रीणाति' के साथ सीघा सम्बन्ध 
न होकर 'एकहायनी' विश्येष्य द्वारा होता है; तात्पने है---आरुष्य-गुण-विशिष्ट 
एकहायनी सोमक्रय का साधन है; वह्‌ करणरूप से क्रीणातिं के साथ अन्वित है-- 
यह कथन निराधार हो जाता है कि अमूत्तं आरुण्य का 'क्रीणाति' के साथ सम्बन्ध 
अनुपपन्न है। ऐसी स्थिति में क्रय-प्रकरणपठित अन्य वस्त्रादि साधनों के साथ 
आरण्य गुण के अस्वय की कल्पना अनावश्यक हो जाती है। वे चाहे अरुण हों, 
अथवा अन्य-गुण-विशिष्ट हों, उनके लिए इस प्रकार की कोई शास्त्रीय व्यवस्था 
नहीं है। फलत: “अरुणया' पद 'एकहायन्था' से अन्वित है, यह निश्चित सिद्धान्त 
है ॥१२॥ (इति आछुष्यादि गुणानामसंकीर्णताउईधिकरणम्‌---६) । 

(सर्वेषां ग्रहादीनां सम्मार्गच्चधिकरणम्‌--७) 

शिष्य जिज्ञासा करता है---ज्योतिष्टोम याग है, वहाँ कहा--“थ एवं विद्वान्‌ 
सोमेन यजत्ते' जो विद्वान्‌ इस प्रकार सोम से यजन करता है॥ उस सोमयाग में 
सुना जाता है--दक्षापवित्रेण ग्रहूं सम्माष्टि' दश्शायवित्र” से अर्थात्‌ सोम को 

१. 'दशापविन्न' समासयुक्त पद है। “पवित्र सोमरस छानने के वस्त्र का नाम 
है। हिन्दी में 'छत्ना' और पञ्जाबी में 'पुनना' कहते हैं, जो संस्कृत पद का 
अपश्रंश प्रतीत होता है । 'दशा' वस्त्र के 'छोर' का नाम है, जिसमें धाये बिन 


३७० मीमांसा-दर्शन 


छाननेवाले वस्त्र से ग्रह को पोंछता है। ऐसे ही अग्निहोन्न-प्रसंग में कहा है-- 
'अग्तेस्तुणान्यपचिनोति' अग्तिस्थण्डिल पर बिखरे पड़े तिनकों को दूर हटाता है। 
इसी प्रकार दर्श-पूर्णमास प्रसंग में वाक्य है--'पुरोडाशं पर्येग्निकरोति” पुरोडाश 
के चारों ओर दहकती अंगारी या जलते हुए कुशतृणों को घुमाता है। इनके विषय 
में संशय है --क्या यह एक ग्रह के सम्मार्जन, एक आग्नस्थण्डिल के तृण हटाने, 
तथा एक पुरोडाश के पर्यग्निकरण के विषय में कहा गया है ? अथवा सब ग्रहों, 
सब अग्निस्थण्डिलों और सब पुराडाझ्षों के विषय में ? प्रतीत होता है, उक्त 
वाक्‍यों में एकवचन का प्रयोग देखे जाने से एक ही ग्रह आदि के सम्मार्जन आदि 
का कथन हुआ है । शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रकार ने सूत्रित किया-- 


एकत्वयुक्तमेकस्य श्रुतिसंयोगात्‌ ॥१३॥ 


[एकत्वयुक्तम्‌ | उक्त श्रत्येक कर्म एकवचन से युक्त है, अत: [एकस्य ] 
एक ग्रह, एक अग्नि, एक पुरोडाश का होना चाहिए, [श्रुतिसंयोगात्‌ | इन द्रब्यों 
का एकवचन श्रृति से संयोग होने के कारण । 

“दक्षापवित्रेण ग्रह सम्माष्टि, अस्नेस्तृणान्यपचिनोति, पुरोडाशं पर्यग्निकरोति' 
इन श्रृतिवाक्यों में ग्रह, अग्नि, पुरोडाश द्रव्य एकबचन से सम्बद्ध पठित हैं; इनमें 
संख्या की दृष्टि,से एक ही द्रव्य सुना जाता है। शब्द-प्रमाण से बताये गये कर्म के 
बियय में वही बात मान्य है, जो शब्द कहता है । इसलिए यहाँ एक ग्रह का सम्मा- 
जन, एक अग्निस्थण्डिल के तिनकों का हटना, एक पुरोडाश का पर्यग्विकरण होना 
ग्रुक्‍त्त है। शास्त्र में अन्यत्र भी ऐसा देखा जाता है, 'पशुमालभेत” वाक्य में 'पशुम्‌' 
एकबचनान्त पठित होने से केवल एक पशु का आलभन (स्पश--विसजन )किया 
जाता है। ऐसा ही यहाँ किया जाना चाहिए ॥ १३॥ 

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया--- 


सर्वेषां वा लक्षणत्वाद्‌ अविशिष्टं हि लक्षणम्‌ ॥१४॥७ 


[दा] 'वा' पद जिज्ञासा की व्यावृत्ति के लिए है। तात्पय है, एक ग्रह, एक 
अग्नि, एक पुरोडाश का सम्माजजेन आदि संस्कार नहीं करना चाहिए, प्रत्युत 
[सर्वेषाम्‌ ]सब ग्रहों, सब अग्तियों, सब पुरोडाशों के यथाक्रम सम्मार्जन, तृणापचय, 


बुने रह जाते हैं । इन पदों का समास है---'पवित्रस्य दशा इति दशापवित्रम्‌' 
पाणिनि [२।२।३१] के अनुसार 'दक्शा' पद का पूर्वप्रयोग हो जाता है। यह 
पवित्र ऊन का बना होता है। 'ग्रह' वह पात्र है, जिसमें सोमरस छाना जाता 
है। पात्र के मुख पर यह वस्त्र रखकर उसमें सोमरस छानते हैं। जो बूँद पात्र 
पर गिर जाती है, उन्हें वस्त्र के छोर से पोंछ दिया जाता है। 


अथ तृतीयाध्याये प्रथम: पाद: ३७१ 


तथा पर्यग्निकरण संस्कार किये जाने चाहिएँ, [लक्षणत्वात्‌ | एकवचन द्वारा 
जातिरूप लक्षण का कथन होने से | [हि] क्योंकि, अथवा निदचय से [लक्षणम्‌ ] 
ग्रहत्व, अग्नित्व, पुरोडाशत्वरूप जातिचिह्न, सर्वत्र [अविशिष्टम्‌ ] समान रूप से 
विद्यमान है। 

“ग्रह सम्माष्टि' आदि वाक्यों में जो ग्रह, अग्नि, पुरोडाश द्रव्यों का एक- 
वचनास्त निर्देश है, वह जाति की भावना से किया गया है। सभी समान व्यक्तियों 
में जाति-धर्म एक ही रहता है। जैसे 'गोत्व'-जाति-धर्म से गोमात्र का ग्रहण होता 
है, ऐसे ही 'ग्रहत्व'-जाति से समस्त ग्रहों का, “अग्नित्व'-जाति से समस्त अग्नियों 
का, 'पुरोडाझ्त्व'-जाति से समस्त पुरोडाशों का ग्रहण अमीष्ट है। इसलिए सभी 
ग्रहों का सम्मार्जत, सभी अग्निस्थण्डिलों से तिनकों का हटाना, सभी पुरोडाशों 
का पर्यग्निकरण-संस्कार शास्त्रीय दृष्टि से कत्तंव्य हैं, एक ही एक ग्रह आदि के 
नहीं । 

3 यहाँ सम्मार्जन-संस्कार ग्रहों के लिए है, तृणापचय अग्नियों के लिए, पर्यग्नि- 
करण पुरोडाजों के लिए। जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, वह प्रधान 
होता है, किया गया कार्य गौण । इस प्रकार सम्मान-संस्कार ग्रह का शेष है, 
ग्रह शेषी है । सुणापचय अग्तियों का शेष है, अग्नि शेषी है। पर्यर्तिकरण पुरो- 
डाशों का शेष है, पुरोडाश शेषी है | 

प्रथम [१।३॥३०-३५; अधि० ११] यह निर्णय किया गया है कि शब्द का 
अथे जाति है, व्यक्ति नहीं । इसके अनुसार प्रस्तुत श्रसंग में 'ग्रह' आदि पदों को 
जातिवाचक मानने में कोई शास्त्रीय वाधा नहीं है । फिर भी सुजनतोप-च्याय से 
यदि शब्द का अर्थ व्यक्ति माना जाता है, और “ग्रह आदि पदों को एक व्यक्ति 
का वाचक माना जाय, तो भी द्वितीय-तुतीय आदि ग्रहों के संस्कार किये जाने में 
कोई बाघा नहीं आती । यह ठीक है, एकवचनान्त 'ग्रह'-पद अपने एकत्व अर्थ का 
बोध कराता है; पर वह द्वितीय आदि ग्रहों के संस्कार में बाधक नहीं होता | वह्‌ 
अपने एकत्व अर्थ का कथन कर चरिताथ्थ है। द्वितीय आदि ग्रहों के संस्कार में 
बाधा करनेवाला यहाँ कोई विधान नहीं है। द्वितीय आदि ग्रहों के संस्कार में भी 
वाक्य की प्रवृत्ति अक्ष्‌ण्ण बनी रहती है । 

आशंका की जा सकती है, एक द्रव्य में और द्वितीय आदि द्रव्यों में सम्मा- 
ज॑न-संस्कार के प्राप्त होने पर श्रुतिबोधित इष्ट एक द्रव्य परिसंख्याविधि के 
अनुसार द्वितीयादि अनिष्ट द्रव्यों का प्रतिषेध कर देगा। यदि ऐसा नहीं माना 
जाता, तो एकवचन अनर्थंक होता है। इसलिए वह एकवचन द्वितीय आदि द्र॒व्यों 
के निवारण में समर्थ है। यह स्थिति अन्यत्र वाक्य में स्वीकार की जाती है। एक 
वाक्य है--'अश्वा भिधानीमादत्ते” घोड़े की लगाम पकड़ता है । यह वचन गदहे 
की लगाम पकड़ने का प्रतिषेघ करता है। ऐसे हो यहाँ एकत्व के विषय में समभना 


३७२ मीमांसा-दर्शन 


चाहिए। श्रूयमाण ग्रह का एकल्व द्वितीयादि ग्रहों का प्रतिषेध करेगा । 

आपातत: यह आशंका भले ही युक्‍त प्रतीत हो, पर गम्भीरता से विचारने 
पर इसकी असारता स्पष्ट हो जाती है। कारण यह है, प्रस्तुत प्रसंग के साथ 
“अद्वाभिधानी' दृष्टान्त की समानता + उपथुक्‍तता नहीं है। घोड़े को लगाम के 
आदानरूप सम्बन्ध का विधान करनेबाला--इसासगृम्णन्‌ इत्यइवाभिधानीम्‌ 
यह वचन है। 'आदत्ते' (ग्रहण करे) इस लिज्ञ से ही लगाम का आदान प्राप्त 
होता है। यहाँ मन्त्र की (रिसंख्या' संगत है। तात्पयं है, 'इमामगृम्णन्‌' मन्त्र से 
लगाम न पकड़े । गदहे की लगाम पकड़ने के प्रतिषेध में पहाँ परिसंख्या-विधि 
लागू होती है। परन्तु “ग्रह सम्माध्टि' आदि बाक्यों में ग्रह्मदि द्रब्यों के साथ 
श्रूयमाण भी एकवचन किसी विधिवाक्य से विहित नहीं है। इसलिए द्वितीय ग्रह 
आदि के निवत्तंन में वह समर्थ नहीं रहता । 

यह स्थिति निम्नांकित दुष्टान्त से स्पष्ट होती है । जैसे कोई कहे, 'इस मात 
को कुत्ता-बिल्ली द्वारा खाने से बचाना” ऐसा विधान भक्षणकर्म-निवारण के 
निमित्त किया जाता है; कुत्ता-बिल्ली का सम्बन्ध निमित्तरूप से बिहित नहीं है; 
इसलिए कौवा आदि अन्य कोई खाने आये, उसे भी हटाया जायगा। कुत्ता-बिल्ली 
के सुने जाने पर भी उनका सम्बन्ध निमित्तरूप से विधीयमान न होने के कारण 
काक आदि का भी निवारण किया जाता है। ऐसे ही श्रस्तुत प्रसंग में ग्रहादि के 
साथ एकत्वसम्बन्ध के विधीयमान न होने के कारण एकत्व के सुने जाने पर भी 
सभी ग्रहों का सम्मान किया जाता है । 

ऐसी स्थिति में भी एकबचन का आनर्थक्प नहीं है। कोई भी प्रातिपदिक 
जब क्रिया के साथ सम्बद्ध प्रयुक्त किया जाता है, तव उसका किसी भी कारक के 
रूप में प्रयोग किया जाना अनिवायं है, जो किसी विभक्ति एवं वचन के रूप में 
सम्भव है । इसी में एकवचन को सार्थकता है। ग्रह आदि के सम्माजेन आदि में 
एकवचन अविवक्षित रहता है। फलतः सम्भार्जन आदि सभी ग्रह आदि में होते 
हैं; यही शास्त्रीय मान्यता है ॥ १४॥। 

सूत्र १३ में आश्वंकावादी ने 'पशुमालभेत” वाक्य को दृष्टान्तरूप में प्रस्तुत 
कर कहा था कि जैसे एकत्व और पुंस्त्व इस वाक्य में विवक्षित है, ऐसे ही 'ग्रहं 
सम्माष्टि! में एकत्व को विवक्षित मानना चाहिए, तब द्वितीयादि ग्रहों का 
सम्मार्जन अभीष्ट न होगा, उसका समाघान सूत्रकार ने किया-- 


१. परिसंख्या-विधि को अधिक स्पष्ट समभने के लिए देखें--मी ० सू ० १२४२, 
का विद्योद्य भाष्य । 


अथ तृतीयाध्याये प्रथम: पाद: रेछ ३ 


चोदिते तु परार्थत्वात्‌ यथाश्रुति प्रतीयेत ॥१५॥ 


[चोदिते | 'पद्युमालभेत' इस विधिविहित कर्म में [तु] तो [परार्थत्वात्‌ 
पशु के परार्थ - यागार्थ अथवा आलम्भनार्थ होने के कारण (यथाश्रुति) श्रुति के 
अनुसार एकत्व, पुंस्त्व का ग्रहण (प्रतीयेत) जानना चाहिए। 

'पशुमालभेत' और 'प्रहूं सम्माध्टि' इन वाक्‍यों के अर्थ-प्रतिपादन में भेद है । 
जो स्थिति पहने वाक्य में है, वह दूसरे में नहीं है। कारण यह है--जिसको उद्देश्य 
करके कर्म का विधान किया जाता है, वह्‌ एकत्वादि संख्या विवक्षित नहीं होती । 
तात्पय है, उद्देश्यगत संख्या अविवक्षित रहती है। 'ग्रहूं सम्माष्टि' में ग्रह को 
उद्देश्य करके सम्मार्जन-कर्म का विधान है। 'ग्रहम्‌' में एकत्व-संख्या अविवक्षित 
है, ग्रह का सम्मान विवक्षित है। ग्रह चाहे एक हो, दो हों, तीन हों, सभी का 
सम्माजंन प्राप्त हो जाता है । 

यह स्थिति 'पशुमालमेत' वाक्य में नहीं है | यहाँ पशु पदार्थ है, याग के लिए 
है, अर्थात्‌ याग को उद्देश्य करके पशु का विधान है। यहाँ पशु उद्देश्य न होने के 
कारण 'पशुम्‌' इस प्रयोग में एकत्व और पुस्त्व अविवक्षित न होगा। यहाँ जैसा 
कहा है, उसी के अनुसार कार्य होगा, अर्थात्‌ एक पुष्ष-पद्यु ही आलम्भन के लिए 
प्रस्तुत किया जायगा । वह याग के साधनों में एक अज्भ है। फलत: 'ग्रहें सम्माष्टि' 
के प्रसंग में उक्त दृष्टान्त को प्रस्तुत करना अप्तंगत है। फलस्वरूप सभी ग्रहों 
का सम्माज॑न, सब अग्नियों का तृणापचय एवं सब पुरोडाझ्ञों का पर्यग्निकरण 
सिद्ध होता है । 'ग्रह'"विषयक इस विवेचन के आधार पर शास्त्र में 'प्रहैकत्व न्याय! 
एक कहावत बन गई है, जिसका प्रयोग अतेकत्र होता रहा है ।।१५॥ (इति 
सर्वेषां ग्रहादोनां सम्मार्गाद्यधिकरणम्‌---७) । 

(चमसादौ सम्मार्गाचप्रयोगाईधिकरणम्‌--5) 

गत अधिकरण में ज्योतिष्टोम प्रसंग के 'दशापविद्रेण ग्रह॑ सम्माष्टि' आदि 
वाक्‍्यों पर विचार किया गया। वहाँ 'ग्रहँ के एकत्व को अविवक्षित मानकर सभी 
ग्रहों के सम्माजेन का विधान किया गया। इसपर शिष्य जिज्ञासा करता है--- 
एकत्व के समान ग्रह पद को भी अविवक्षित मानकर सोमरस से सम्बद्ध अन्य 
चमस आदि पात्रों के सम्मार्जन का भी विधान क्‍यों त माना जाय ? क्‍योंकि 
उनका भी सोम से सम्बन्ध है, और समान प्रकरण में पठित हैं। आचार्य ने शिष्य- 
जिज्ञासा को सूत्रित किया-- 


संस्काराद्दा गुणानामव्यवस्था स्यात्‌ ॥१६॥ 
[वा] 'वा! पद पू्व॑सूत्र-प्रतिपादित पक्ष की निवृत्ति के लिए है। [ गुणानाम्‌ ] 


जड़ मीमांसा-दर्शन 


सम्मार्जन आदि गुणों के [संस्कारात्‌ | संस्काररूप कर्म होने के कारण [ अव्यवस्था ] 
व्यवस्था नहीं [स्यात्‌ | होनी चाहिए। तात्पयँ है--ग्रह-पात्रों का ही सम्माजंन 
हो, चमस आदि का न हो, यह व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। 

सम्मार्जन एक संस्कार है। वह जैसे सोमरस-सम्बन्धी ग्रहपात्रों के लिए 
अपेक्षित है, ऐसे ही चमस के लिए अपेक्षित है; वह भी सोमरस-सम्बन्धी पात्र 
है। ग्रहपात्र में सोमरस छाना जाता एवं भरा जाता है। चतुष्कोण मध्य में खुदे 
हुए कुछ गहरे चमस नामक पात्र से सोगरस की आहुवियाँ दी जाती हैं। सोमरस 
से दोतों का समान सम्बन्ध है। जिस प्रकार प्रकरण में ग्रह श्रुत हैं, उसी प्रकार 
चमस भी श्रुत हैं। इसलिए ग्रह, चमस आदि का सवंत्र सम्माजंन करना चाहिए । 

इस प्रसंग में यह कहना संगत त होगा कि 'ग्रहं सम्माध्टि/ वाक्य में साक्षात्त 
पठित 'ग्रह पद चमसों का निव्तेक होगा; केवल ग्रहों का सम्माजन होना चाहिए, 
चमसों का नहीं, क्योंकि 'ग्रह' पद उपलक्षणमात्र है| बस्तुतः वह सोम-सम्बन्धी 
सभी पात्रों को उपलक्षित करता है। “ग्रह पद का अर्थ होगा--ग्रह्म दि समस्त 
सोम-सम्बन्धी पात्र । लोक में ऐसा व्यवहार देखा जाता है, जब कहा जाता है -- 
“भोजन का समय है, सब थालों को साफ कर लो ।' उस अवसर पर जो भी पात्र 
भोजन में उपयोगी होते हैं, सबको साफ किया जाता है; थाल का ग्रहण प्रदर्शन- 
मात्र -- उपलक्षणमात्र होता है। ऐसे ही प्रस्तुत प्रकरण में समझना चाहिए। 

यहाँ यह कहना भी युक्त न होगा कि लोक में प्रयोजनवश उपलक्षण व्यवहार 
होता रहता है, पर वैदिक कर्म तो केवल शब्द-प्रमाण पर आधारित है। वहाँ शब्द 
में जैसा निर्देश है, वही कत्तव्य होगा । शब्द केवल ग्रह का सम्मार्जन कहता है। 
तब यहाँ श्रुत्यर्थ के ग्रहपात्र-सम्मार्जन में सम्भव होने से लक्षणा की कल्पना क्‍यों 
की जाय ? इस कथन के अयुक्‍त होने में कारण यह है --सम्माष्टि' आख्यात-पद 
सम्माजेंन में पुरुष के प्रयत्न को विधान करने में श्रवणमात्र से समर्थ है; इसके 
लिए उसे ग्रह आदि की अपेक्षा नहीं करनी पड़ती । ग्रह आदि तो अनन्तर वाक्य 
के द्वारा सम्मार्जन से सम्बद्ध होते हैं। शास्त्र में वाक्य की अपेक्षा श्रुति बलबती 
मानी जाती है । अतः सम्मार्जत-विहित हो जाने पर ग्रह आदि सभी पात्र सम्बद्ध 
होते रहते हैं। तब "ग्रह पद अच्य पात्रों का उपलक्षण सम्मव है । इसलिए सम्मा- 
जेन-संस्कार के योग्य जो पात्र हैं, उन सबका सम्सार्जन करना चाहिए, केवल ग्रहों 
का नहीं । सम्माज न-गरुण सभी पात्रों के लिए समान है ॥१६॥ 

आचार्य सूत्रकार उक्त जिज्ञासा का समाधान प्रस्तुत करता है-- 


व्यवस्था वा्थेस्य श्रुतिसंयोगात्‌ तस्य शब्दप्रमाणत्वात्‌ ॥१७॥ 


[वा] 'बा' पद उक्त आशंका के निवारण के लिए है। तात्पर्य है--चमसो 
का भी सम्मार्जज करना चाहिए, यह कथन युक्त नहीं है। [अर्थ॑स्य ] 'ग्रह'-रूप 


अथ तुतीयाध्याये/ 


अर्थ का [श्रुतिसंयोगात्‌ | श्रुति के साथ 
झाब्दप्रमाणत्वात्‌ | विधि के विषय में श़ल्द9। 
सम्माध्टि' से सम्मान ग्रहों में ही व्यवस्थि/ 
ग्रह सम्माष्टि' में 'ग्रह-पद 'सम्माष्टि'! 
पटित है | श्रृतिबोधित अर्थ-ग्रह को छोड़क। 
के लिए इधर-उधर नहीं फाँक सकता । या! 
सम्माष्टि' कथन प्रमत्तगीत के समा मा! 
इसलिए 'ग्रह-पद ग्रहों से अतिरिक्त अब" 
करेगा; केवल ग्रहों को लक्षित कर उनके 
बचन है, यह निश्चित होता है । 
अपूर्व के सम्बन्ध और प्रकरण की २/ 
सम्माज॑न की प्राप्ति कही, वह युक्त नहीं ६ 
अपूर्वे की कल्पना व्यर्थ है। प्रकरणगत प" 
होने पर उन पदार्थों में सम्मार्जज का हि! 
सम्मार्जन की एकवाक्यता साक्षात्‌ श्रुति 
पदार्थों के साथ प्रकरण से अनुमित होती है. 
उससे सम्मार्जन का विधान नहीं होता । 
श्रुतिबोधित प्रथम उपस्थित ग्रह औ"की 
विधान कर श्र॒त्यर्थ को उपपन्त करता है [#/0# ञ 
के तात्पर्य --अथवा पदों में अन्बय--की आर"! । रा ।] 
सिर उठाती है। पर 'ग्रहूं सम्माध्टि' वचन रे") थे कु हैँ 
इसलिए लक्षणा के उभरने का यहां कोई #' /। 
ग्रहों में व्यवस्थित समभना चाहिए 
चैदिक बाक्‍यों के तात्पर्य को समभने हैं 
गर नहीं रहते। 'भोजन-समय आ गया है, वी 
में वक्ता का तात्पर्य मौजन में उपयोगी सी ॥ मी. 
--यह “भोजन-समय आ गया है' कथत से “< ४ हट 
भोजनोपयोगी पात्रों का उपलक्षण माना जार रा 
के तात्पर्य की उपपत्ति में सहयोग मिलता! हे नर 
की कल्पना ठीक है । इसके विपरीत वेदिक करयि कि ९ 
व्यच्छब्द जाह तदस्माक॑ प्रमाणम्‌' के अनुरी 
श्रृत्यर्थ को समझने का प्रयास किया जाता है| उ' 
की कल्पना व्यर्थ रहती है, फलतः सम्मार्जन रविर्ल 
अमसादौ सम्मार्गाद्यप्रयोगाईघिकरणम्‌--८) 


हि 


री 
44 


३७६ मीमांसा-दर्शन 


(सप्तदशा रत्निताया: पश्नुधर्मताइधिकरणम्‌--&) 


शिष्य जिज्ञासा करता है --वाजपेय याग के विषय में सुना जाता है---'सप्त- 
दशशारलिलर्वाजपेयस्य यूपो भवति' सत्रह अरत्नि-परिमाणवाला वाजपेय याग का 
ग्रूप होता है। यहाँ सन्देह है---+या यह सत्रह अरत्ति-परिभाण बाजपेय याग के 
घोडशिपात्र का है जो ऊपर को अधिक ऊँचा उठा हुआ यूप के समान दिखाई 
देता है? अथवा वाजपेय याग में पशु के यूप का परिमाण है ? प्रतीत होता है 
यह परिमाण वाजपेय बाग के पोडशिनामक ऊध्वंपात्र का होवा चाहिए; क्योंकि 
वाजपेय याग में पद्मुयुप का अभाव है। इसलिए वाजपेय याग् के षोडशिनामक 
यूप-सदुश ऊध्वेपात्र का यह परिमाण हो सकता है। यह पात्र खैर की लकड़ी से 
बना, ऊँचा होने के कारण यूप की तरह दिखाई देता है। ऐसा मानने पर वाजपेय 
याग के अज्रुभूत पशुयाग में वास्तविक यूप के उपस्थित होने पर भी वाजपेय पद 
की लक्षणावृत्ति से पशुयाग में प्रवृत्ति की आवश्यकता न होगी। 

यहाँ ऐसा कहना उपयुक्त न होगा कि यूप पद भी तो लक्षणावृत्ति से 
पोडशितामक खादिर ऊर््वपात्र के बोध कराने में प्रवृत्त हो रहा है। तब वाजपेय 
पद लक्षणावृत्ति से पश्युयाग अर्थ का बोध कराये, तो इसमें क्या अन्तर है ? वस्तुतः 
इसमें अन्तर है, यह प्रकरण वाजपेय-याग का है। उसमें वाजपेय पद के मुख्याथे 
को स्वीकार करना ही चाहिए। इससे प्रकरण उपपन्न व अनुगृहीत रहता है। 
इसलिए वाजपेय-प्रसंग में अरत्नि-परिमाण 'यूप-पदबोध्य खादिर ऊध्वंपात्र का 
होना सम्भव है । आचार्य सूत्रकार ने सन्देह का निर्णयात्मक समाधान किया--- 

आनर्थ॑क्यात्‌ तदड्भोषु ॥१८॥॥ 

[आनर्थक्यात्‌ | प्रघान कम में किसी विधि के अनर्थक होने से [तदज़ेषु ] 
उस प्रधान कर्म के अज्धु भूत कर्मों में उसका विधान जानना चाहिए 

वाजपेय याग सोमयागविशेष है; उसमें यूप का कोई उपयोग नहीं होता । 
परन्तु उसके अज्भु भूव पशुयाग में पशु को बाँधने के लिए थूप का उपयोग होता 
है । जब वाजपेय में यूप का अभाव है, तब 'सप्तदक्ारत्निर्वाजपेयस्थ यूपो मवति/ 
सत्रह अरत्नि परिमाणवाला वाजपेय का थूप होता है, यह कथन अनर्थक हो जाता 
है। वयोंकि जब वाजपेय में यूप होता ही नहीं, तो धर्मी यूप के अभाव में उसके 
धर्म--सत्रह अरत्नि-परिमाण' का कथन करना व्यथे है सूत्रकार ने बताया--- 


१. “अरत्नि परिसाण (नाप) कितना होता है ? इसमें विभिन्‍त विचार हैं। 
सम्भव है, वह भेद कालभेद के कारण रहा हो। पर अब यह परिमाण-- 
हाथ को फैलाकर कनी अंगुली के सिरे से अंगुठे के सिरे तक--माना जाता - 
है, जो लगभग बारह अंगुल होता है.। 


अथ तृतीयाध्याये प्रथम: पाद: ३७७ 


ऐसी स्थिति आने पर श्रधानभूत कर्म के अद्भुभूत कर्मों में उस विधि का प्रयोग 
कर लिया जाता है, यदि अज्भ मृत कर्म में उसके उपयोग का अवसर है । 

प्रस्तुत प्रसंग में वाजपेय-याग के अज् भूत पशुयाग में पशु को बाँधने के लिए 
ग्रूप का उपयोग है । उसी यूप का परिमाण सत्रह अरत्नि बताया गया है। यह 
पश्मुयाग वाजपेय-याग का अज्जु होने से वाजपेय-याग की सीमा से बाहर न होने 
के कारण उसे वाजपेय नाम से कहे जाने में कोई बाधा नहीं है। ऐसा मानने पर 
ववाजपेय' या 'यूप” किसी पद के मुख्यार्थ का परित्याग कर लक्षणावृत्ति से अर्थ 
करने या समभने की आवश्यकता नहीं रहती । फलतः सप्तदशा रत्निता वाजपेय- 
याम के किसी पात्रविशेष का धर्म न होकर वाजपेय-याग के अज्भ भूत पद्षुगाग- 
सम्बन्धी यूप का धर्म है, यह निदिचित है ॥ १८॥ (इति सप्तदक्ञारत्निताया: पश्चु- 
धर्मंताइघिकरणम्‌--६) । 


(अभिक्रमणादीनां प्रयाजमात्राइज्जताधिकरणम्‌--१०) 


क्षिष्य जिज्ञासा करता है--दर्शपूर्णमास के प्रयाजयाग-सम्बन्धी वाक्‍यों के 
विषय में कहा है--'अभिक्रामं जुहोति अभिजित्य/ आगे बढ़ते हुए आहुति देता है, 
सब ओर से जय के लिए । यहाँ सन्देह है---क्या यह अभिक्रमण (आहुति देते समय 
आगे बढ़ना) केवल प्रयाजों का धर्म है? अथवा दर्शपूर्णमास-प्रकरण में विहित 
सभी कर्मोंका ? यह केवल प्रयाजयागों का धर्म हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता । 
कारण यह है, अभिक्रम ज- आगे बढ़ता, क्रिया हैं। क्रिया अमूर्त है, यह प्रयाजयागों 
का उपकारक या साधक नहीं हो सकती | क्रिया का साधन क्रिया नहीं होती। 
द्रव्य, देवता, यजमान ( +>कर्त्ता) मूर्त्त तत्त्व यागादि क्रिया के साधन माने जाते 
हैं। समस्त कर्म इन्हीं से सिद्ध होते हैं । 

यह भी ध्यान देने की बात है, प्रकरणगत पाठ केवल “अभ्िक्रामं जुहोति' 
है; सामान्य कथन है। यदि इसका प्रयाजयागों के साथ सम्बन्ध जोड़ा जाय, तो 
बाक्यभेद होगा। तब वाबय ऐसा मानना होगा --अभिक्रामं जुहोति प्रयाज- 
याग्रेषु जो अज्ञास्त्रीय है। अतः अभिक्रमण को दर्श-पूर्णमास प्रकरण का घर्म 
मानना युक्‍त है। आचाये ने शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रित किया--- 


करत्ते,गुणे ठु कर्मासमवायाद वाक्यभेद: स्थात्‌ ॥॥१&॥ 

[कतृगुणे | अभिकरमण कर्त्ता का गुण होने पर [तु] तो [कर्मासमवायात्‌ ] 
अभिक्रमण कर्म का “जुहोलि' कर्म के साथ सम्बन्ध न होने से [वाक्यभेद: | 
वाक्यभेद [स्थात्‌ ] प्राप्त होगा। 

बअभिक्रामं जुहोति' में 'अभिक्राम॑-पद क्रियाविज्वेषण है--“अभिक्रामं सथा 
स्थात्‌ तथा जुहोति' आगे बढ़ना जैसे हो, वैसे होम करता है। इससे स्पष्ट है, 


च्छ्द मीमांसा-दशेन 


आगे बढ़ना कर्त्ता का गुण है। इससे यह अर्थ ज्ञात नहीं होता कि केवल प्रयाज- 
यागों में आगे बढ़कर आहुति दी जाय | इसलिए प्रयाजों के साथ अभिक्रमण की 
एकवाक्यता न मानकर समस्त दश्शंपूर्णमास-प्रक रण के साथ मानी जानी चाहिए। 
तात्पर्य है, प्रकरण-मात्र में आहुति देना आदि जो भी काये किया जाय, वह बमिर 
क्रमणपू्वंक किया जाना चाहिए। केवल प्रयाजयागों के लिए ऐसा मानना युक्त 
न होगा, क्योंकि वहाँ 'जुहोति' आख्यात-पद आहुति देने में पुरुष-प्रयत्त को कह 
सकता है; पुरुष के अतिक्रमण-सम्बन्ध को नहीं कह सकता । यहाँ पर यह कहना 
संगत न होगा कि प्रकरण में अन्यत्र भी पुरुष के अभिक्रमण-सम्बन्ध का विधान 
क्‍यों माना जाय ? क्‍योंकि प्रकरण में पठित होने से उसका अज्ज होने के कारण 
बह कथन अभिक्रमण की कर्त॑व्यता को बतायेमा। प्रकरण में जहाँ अपेक्षित हो, 
तदनुसार कार्य करना चाहिए। 
आचाय॑ सृत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


साकाझुक्ष॑ त्वेकवाक्यं स्थाद्‌ असमाप्तं हि पूर्वेण ॥२०॥ 


[तु] 'ठु' जिज्ञासा के निवारण का जोतक है। वात्पयें है, अभिक्रमण का 
सम्पूर्ण दर्श-पुर्णमास प्रकरण में सम्बन्ध बताना युक्त नहीं है। क्योंकि [साकाइू- 
क्षम्‌,] एक-दूसरे की आकांक्षा रखनेवाला पद-समुदाय [ एकवाक्यम्‌ ] एकवाबय 
[स्पात्‌ ] होता है। [पूर्वेण ] पहले 'अभिक्रामम्‌' पद के साथ [हिं| निदचय से 
[असमाप्तम्‌ ] वाक्य समाप्त नहीं होता है। 

“अभिक्राम॑ जुहोति' यह पूरा वाक्य है। अपने पूरे अर्थ को प्रकट कर ये पद 
निराकांक्ष हो जाते हैं; अर्था भिव्यक्ति के लिए अन्य किसी पद की चाहना नहीं 
रखते । पर केवल 'अभिक्रामं पद के साथ वाक्य की समाप्ति नहीं होती; अर्थात्‌ 
उतना ही पद किसी पूरे अर्थ को प्रकट नहीं करता । यदि वाक्य की समाप्ति वहाँ 
हो जाती, तो उसका सम्बन्ध पूरे दर्श-पूर्णमास प्रकरण के साथ कहा जा सकता 
था, क्योंकि वह प्रकरण में पठित है । इसलिए साकांक्ष “अभिक्रामं-पद अपने साथ 
अव्यवहित पठित 'जुहोति' के साथ सम्बद्ध हो जाता है। गद्ययि प्रकरण दश्े- 
पूर्णमास का है, पर प्रकरण से वाक्य बलवान्‌ होता है; और यह वाक्य श्रयाज- 
यागों के साथ पठित है, अतः प्रयाजों में ही अभिक्रमण होगा; दर्शं-पूर्णमास 
प्रकरण के अन्य कार्यों में नहीं । 

अभिक्रमण अमूते होने से होम की सिद्धि में उसे असमर्थ बताना युक्त नहीं। 
भले ही वह अपने रूप में अमूत्तें हो, पर कर्त्ता के साथ सम्बद्ध होकर मूत्त॑-जंसा 
होता हुआ होम का उपकारक होता है । अभिक्रमण करता हुआ अर्थात्‌ आगे 
बढ़ता हुआ यजमान आहवनीय के समीप जाकर आहुति-प्रदान द्वारा होम को 
सिद्ध करता है। फलत: अभिक्रमण का सम्बन्ध प्रयाजयागों से जानना चाहिए, 


अथ तृतीयाध्याये प्रथम: पाद: रे७६ 


अन्यत्रः नहीं। वह केवल प्रयाजयागों का धर्म है ॥२०॥ (इति अभिक्रमणादीनां 
प्याजमात्रा5ज्जुवाइधिकरणम्‌ --१०) । 


(उपवीतस्य प्राकरणिकाज्भताइईधिकरणम्‌-१ १) 


शिष्य जिज्ञासा करता है--तैत्तिरीय संहिता [काण्ड २, प्रपाठक ५| के 
सप्तम-अष्टम ब्राह्मण-अनुवाक में दर्श-पूर्णणास की सामिधेनियाँ कही हैं। नवम 
अनुवाक में निवित्‌ नामक मन्त्र पठित हैं। दशम अनुवाक में सामिधेनियों के 
विविध पक्ष बताये गए हैं कि विभिन्‍न कामनावालों की कितती-कितनी 
सामिधेनियाँ बोली जानी चाहिएँ। एकादश अनुवाक में यज्ञोपवीत का कथन 
है---'उपव्ययते देवलक्ष्ममेव तत्कुरुते' जो उपब्यान करता है, अर्थात्‌ दायाँ हाथ 
बाहर निकालकर बाएँ कन्धे पर यज्ञोपवीत घारण करता है, वह देवों के चिह्न 
को प्रकट करता है। इस प्रसंग में सन्देह है-क्या केवल सामिधेनी मन्‍्त्रों को पढ़ता 
हुआ वाम कन्धे पर यज्ञोपवीत धारण करे ? अथवा दर्शे-पूर्णम|स प्रकरण में सभी 
कर्मों का अनुष्ठान करते हुए उपव्यान (>ल्‍ूदायाँ हाथ बाहर निकालकर वाम 
कन्धे पर सज्ञोपवीत धारण) करे ? सन्देह का कारण इस स्थिति का पता न 
लगना है कि उपवीत सामिधेनी के प्रकरण में पढ़ा है? अथवा सामिधेनियों का 
प्रकरण समाप्त हो जाते पर पढ़ा है ? 

प्रतीत होता है, दशम अनुवाक तक सामिधेनियों का प्रकरण चालू है। 
उसके अनन्तर उपवीती होने का उल्लेख है। नवम अंनुवाक में निवित्‌ मन्त्रों के 
पाठ से सामिधेनियों के प्रकरण में कोई व्यवधान नहीं होता । उसके अव्यवहित 
समीप-पठित है उपबीत वाक्य | तब 'सामिधेनीरनुबूयात्‌' वाक्य को यह 
आकाइक्षा रहती है कि सामिधेनियों को किस प्रकार बोले ? यह आकाइक्षा 
समीप-पठित उपबीत वाक्य से निवृत्त हो जाती है। उपवीति" होकर सामिघेनी 


१. "उपवीत --यज्ञोपवी >ः जनेऊ का स्वरूप--'कर्तुदच वासोविन्यासमात्रं गुणो 
अवत्युपवीतं नाम' इससे स्पष्ट होता है--यज्ञोपवीत >> जनेऊ का जो त्रिवृत्‌ 
लल्तुस्वरूप है, वह अर्वाचीन है। प्राचीन काल में दुपट्ट को धारण करने की 
ही तीत विधियाँ--उपवीत, प्राचीनावीत और निवीत कहाती थीं। मानुष 
कर्म :ः सभा आदि में उपस्थिति के समय दुपट्ट को गले में डालकर दोनों 
छोर आगे लटकाये जाते थे [ऐसी प्रथा अभी भी कहीं-कहीं है | । यज्ञकर्म 
और पितृकर्म करते समय दुपट्टें के लटकनेवाले दोनों छोर कर्म में वाघक 
न होवें, इसलिए यज्ञकर्म के समय दाहिने कस्धे पर आनेवाले छोर को 
वीछे की ओर दाहिने हाथ के नीचे से निकालकर बायें कन्धे पर डाला जाता 
था। यही दुपट्टा-घारण का रूप 'उपबीत' कहाता था। पितृकर्म में उक्त 


शरण सीमांसा-दर्शन 
ऋचाओं को पढ़े । इससे ज्ञात होता है, उपवीति होता सामिथेनियों का घमर्म 


विधि से उलटा बाएँ हाथ के नीचे से उस छोर को निकालकर दाहिने कच्घे 
पर डाला जाता था। यह स्वरूप 'प्राचीनावीत' था । मानुष कम में दुपट्टे 
के दोनों छोर आगे को लटकाना 'निवीत' कहाता था ।” 

अन्य प्रमाण--धर्मशास्त्रों में स्नातक-नियमों में उत्तरीय वस्त्र 
( ->शरीर हाँपने का वस्त्र चादर) के अभाव गें द्वितीय यज्ञोपवीत धारण 
करने का विधान उपलब्ध होता है। उत्तरीय वस्त्र का प्रयोजन तन्तुरूप 
यज्ञोपवीत से सिद्ध नहीं हो सकता है । इससे विदित होता है कि पुराकाल 
में यज्ञोपवीत दुपट्वा-जैसा वस्त्रविशेष ही था, जिसे आवश्यकता पड़ने पर 
उत्तरीय वस्त्र के रूप में धारण किया जा सकता था। 'महाभारत' में भीष्म 
के वर्णन में लिखा है--इवेतयनज्ञोपवीतवान्‌ शुझ्युभे च पितामह: ।' “उपब्ययते 
देवलक्ष्ममेव तत्कुरुते' [तं० सं० २।५॥११] से भी इसे देवचिक्न कहा है । 
'कादम्बरी' में भी महाइवेता के वर्णन में 'यज्ञोपवीतेनालंकताम्‌' यह विशेषण 
प्रमुक्त हुआ है । वहाँ भी यज्ञोपवीत को अलंकारक कहा है। इससे दो बातें 
स्पष्ट होती हैं, एक--यज्ञोपवीत वस्त्र के ऊपर धारण किया जाता था; 
दूसरी--यह शोभा का कारण भी बनता था। तन्तुरूप यज्ञोपवीत सुक्ष्म 
होने से शोभा वा अलंकार का कारण उपपन्न नहीं होता है । इससे स्पष्ट है 
कि तन्‍्तुरूप यज्ञोपवीत का स्वरूप अर्वाचीन है। उसका बस्त्र के नीचे 
धारण करना तो सम्भवतः मध्यकाल में हुआ है। इस दृष्टि से जो लोग 
तन्तुरूप य्ज्ञोपवीत के विधान के लिए मन्त्रों में प्रयुक्त त्िवृत्‌ शब्द का 
आश्रय लेते हैं, और इसके एक-एक तन्‍्तु के प्रयोजन वा माहात्म्य के वर्णन 
में आकाश-पाताल एक कर देते हैं, वह सब यज्ञोपवीत के प्राचीन स्वरूप 
को यथावत्‌ न जानने से चिन्त्य है । वस्त्ररूप बज्ञोपवीत देव, पितर वा 
मानुष कर्म के समय में ही घारण किया जाता था। शयनकाल में वह वस्त्र 
खूंटी पर टांग दिया जाता था । 

ज्ौचादि के समय कान पर जनेऊ लपेटने का कारण---जयपुर के 
राजगुरु स्व० श्री पं ० मघुसूदन जी ओम ने सन्‌ १६३१ में झतपथ ब्राह्मण 
पढ़ाते हुए, एक शिष्य हारा शौचादि के समय कान पर जनेऊ लपेटने का 
कारण पूछने पर आपने कहा था--शौचादि के समय कान की नस से 
बह्माप्राण बाहर निकलता है, उसे रोकने के लिए कान पर जनेऊ लपेटा 
जाता है । यज्ञोपवीत-संस्कार से पूर्व या संन्यास के समय यज्ञोपवीत त्यागने 
पर भी ब्रह्मप्राण निकलता रहेगा, ऐसा मेरे पूछने पर कहा कि यज्ञोपवीत- 
संस्कार के समय ही ब्रह्मप्राण उत्पन्न होता हैं, और संन्यास-संस्कार से 


अथ तृतीयाध्याये प्रथम: पाद: इेप १ 


मानना चाहिए; समस्त दक्ष॑ंपूर्ण मास-प्रकरण का नहीं । आचार्य सूत्रकार ने इस 
विषय में निर्णय दिया-- 


सन्दिश्धे तु व्यवायाद्‌ वाक्यभेदः स्यात्‌ ॥२१७ 


[तु] 'ठु' पद पूर्वकंथन की निवृत्ति के लिए है, अर्थात्‌ उपबीत का केवल 
सामिधेनियों के साथ सम्बन्ध है, यह ठीक नहीं। [सन्दिगघे ] प्रकरण की समाप्ति- 
विषयक सनन्‍्देह होने पर [व्यवायात्‌ | निवित्‌ पदों के व्यवधान से [वाक्यभेद:] 
यज्ञोपवीत-विधायक वाक्य का सामिधेनी से भेद [स्यात्‌ ] हो जाता है । तात्पयं 
है, यज्ञोपवीत वाक्य केवल सामिभेनी के साथ सम्बद्ध न होकर समस्त द्श-पूर्ण- 
मास प्रकरण के साथ सम्बद्ध होता है। 

सन्देहभूलक जिज्ञासा में कहा गया है कि सन्देह का कारण सामिघेनियों के 
प्रकरण की समाप्ति का पता न लगना है। सूत्रकार ने बताया, ऐसा सन्‍्देह होते 
पर सामिधेनी-प्रकरण की समाप्ति का निश्चय निवित्‌ मन्‍्त्रों के व्यवधान से हो 
जाता है। सप्तम-अष्टम अनुवाक में सामिधेती ऋचा पठित हैं । नवम अनुवाकः 
में निवित्‌-संज्ञक मन्‍्त्रों का कथन है। ये सामिधेनी ऋचाओं से भिन्‍न हैं । इससे 
स्पष्ट होता है, सामिघेनी-प्रकरण समाप्त है। उपवीत का विधान आगे एकादश 
अनुवाक में हुआ है। लिवित्‌ का व्यवधान सामिघेनी-वाक्यों और उपनीत-वाक्यों 
को एक-दूसरे से अलग कर देता है। इस कारण उनकी एकवाक्यता न हो सकते 
के कारण उपवीत का सम्बन्ध सामिधे नियों से नहीं जोड़ा जा सकता । 

दक्षम अनुवाक में सामिधेनियों के काम्य-मुलक विविध संख्याओं का जो 
निर्देश है, उसका सम्बन्ध केवल संख्याविषयक विकल्पों के साथ कहा जा सकता 
है । वह निर्देश सामिधेनियों की अनुवृत्ति का प्रयोजक नहों है। उस अनुवाक में 
केवल इतना निर्देश है कि अमुक कामनावाला व्यक्ति इतनी सामिधेनी ऋचाओं 
का पाठ करे, तथा अमुक कामनावाला इतनी ऋचाओं का। यह कामना के 
अनुसार सामिधेनी ऋचाओं की संख्या के विकल्पों का उल्लेख है । इसका 
सम्बन्ध केवल संख्या-विकल्पों से है, सामिघेनी-प्रकरण से नहीं। तात्ये है, 
यह कथन सामिधे नियों का यहाँ अनुवत्तंन नहीं कर सकता। अतः इस आधार 


समाप्त हो जाता है। स्त्री और शाद्रों में ब्रह्मप्राण होता ही नहीं है। ऐसी 
बिना सिर-पैर की कल्पना भी सर्वथा हेय है। कान पर जनऊ लपेटने में 
सीघा-सादा दृष्ट प्रयोजन है। अशुचि-अवस्था में सम्भाषण आदि का 
धर्मशास्त्रों में निषेघ किया हैं। कान पर जनेऊ लपेटने से यह विदित हो 
जाता है कि यह व्यक्ति सम्प्रति अशु्ति है, अतः इससे सम्भाषण नहीं 
करना चाहिए ।” (यु० मी०)। 


श्षर मीमांसा-दर्शन 


पर कि दश्म अनुवाक के समीप एकादश अनुवाक में उपव्यान का विधान है, 
नवम अनुवाक में पठित सामिघेनियों के साथ उपव्यान का सम्बन्ध नहीं जोड़ा 
जा सकता । 

फलतः समस्त दरे-पुर्णमास प्रकरण में तथा अच्यत्र भी जो यज्ञिय कर्म 
अनुष्ठेय हैं, उन सब कर्मों में उपबीती होकर ही यजमान प्रवृत्त होगा। सामिधेनी 
ऋचाओं के पाठ उसी में अन्तर्गत है ॥२१॥ (इति उपवीतस्थ प्राकरणिकाउज्ध- 
ताधंधिकरणम्‌--१२) । 


(वारणवैकड्धूतादिपात्राणां कृत्स्तयागग्ुणताउघधिकरणम्‌--१२ ) 


श्ष्य जिज्ञासा करता है--अग्न्याधेय प्रकरण में वारण, वैकद्भुत नामक पात्रों 
का उल्लेख है। वरण (वरना) नामक वृक्ष की लकड़ी से बना पात्र वारण है। 
उसके विषय में लिखा--'तस्माद्‌ वारणो वे यज्ञावचर:स्पात्‌, न त्वेतेन जुहुयात्‌' 
चरण की लड़की का बना यज्ञसाधन पात्र होता है, इससे होम न करे, यह अहोम 
है। ऐसे ही कहा--'बंकद्भुतो यज्ञावचर: स्यात्‌, जुहुयादेतेन' बिकद्भुत (बाँक) 
की लड़की से बना यज्ञसाधन पात्र होता है, इससे होम करे। वारण, वंकन्भुत 
पात्र यद्यपि अम्याघधेय प्रकरण में पठित हैं, पर ये अग्न्याधेय से सम्बद्ध नहीं हैं। 
क्योंकि उक्त वाक्यों में इनको “यज्ञावचर: >-यज्ञसाधन कहा गया है। यज्न त्तो 
अग्नि का आथान हो जाने पर आहंवनीय अग्नि में हो सकता है। प्रकरण की 
अपेक्षा वाक्य के बलवान्‌ होने से अग्व्याधेय में इनका प्रयोग नहीं होता; ये यज्ञ- 
साधना पात्र हैं | यहाँ सन्देह है--क्या समीप-पठित होने से इन पात्रों का प्रयोग 
क्षेबल अग्न्याघेय की पंवमान-संज्ञक इष्टियों में होता है? अथवा दब्श-पुर्णमास 
आदि सभी यागों में ? प्रतीत होता है, इनका प्रयोग पवमान इष्टियों में होना 
चाहिए। यह एक शास्त्रीय व्यवस्था है--अ्रधान कर्म में जिसका उपयोग न हो, 
बह उसके [प्रधान कम के | गुणभूत कम का अज्ू माना जाता है। अग्न्याघेय 
प्रधान कर्म में इन पात्रों का उपयोग न होने पर अग्ल्याधेय के गुणभूत कर्म पत्रमान- 
संज्ञक इष्टियों में इनका उपयोग माना जाना चाहिए, अन्यत्र नहीं। आचार्ये 
सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


गुणानां च पराथेत्वाद्‌ असम्बन्धः समत्वात्‌ स्थात्‌ ॥२२॥ 


[गुणानाम्‌ ] गुणों के [पराथ्त्वात्‌ ] परार्थ >- यज्ञ के लिए होने के कारण 
[च] और [समत्वात्‌ | अग्नि के संस्कार में अग्स्याघान तथा पवमान हवियीं के 
समान होने के कारण [असम्बन्धः स्थात्‌ | वारण, वैकद्धुत पात्रों का पवमान 
हबियों के साथ सम्बन्ध नहीं होता । 

परब॒मान हवियों को अम्त्याघेय का अज्जु बताकर जी उक्त पात्रों का सम्बन्ध 


अथ तृतीयाध्याये प्रथम: पार्द: कैफ 


केवल पवमान हवियों के साथ कहा, वह इसलिए अयुक्त है, क्‍योंकि आच्षार्य 
सूत्रकार ने आगे” स्वयं बताया है कि पवमानेष्टि अग्न्याधेय का अज्भ नहीं है। 
थे दोनों समान प्रयोजनवाले कर्म हैं, इनमें कोई किसी का अज्जञ नहीं। जंसे 
अग्निसंस्कार के लिए अग्स्याधान होता है, वैसे ही अग्निसंस्कार के लिए पंबमान 
ह॒वियाँ हैं। इसलिए इन गुणभूत कर्मों के समान होने के कारण इनका परस्पर 
अज्भाज़िभाव-सम्बन्ध नहीं है। ये दोनों अग्निसंस्कार के लिए होने के कारण 
अग्नि के प्रति गुणभूत हैं | तात्पर्य है, ये दोनों अग्निसृस्कार के अज्ञ हैं । फलत: 
अम््याधेय के अज्भ होने के आधार पर पवमान ह॒वियों के साथ उक्त पात्रों का 
सम्बन्ध नहीं माना जा सकता। 

अग्नि का आधान और पवमान ह॒वियों के परस्पर सम्बन्ध का प्रश्न व्यर्थ है, 
क्योंकि इल दोनों कर्मों का एक प्रयोजन--अग्निसंस्का र--है; यही इनका 
सम्बन्ध है। यह कहना ठीक है कि ये पात्र अग्न्याधेय-प्रकरण में पठित हैं; पर 
प्रकरण की बाधा कर वाक्य उनका सम्बन्ध आहवनीय अग्नि के साथ जोड़ता 
है । वाक्य है--यदाहवनीये जुहोति तेन सोझ्याभीष्ट: प्रीतो भवति' जो आहव- 
नीय अग्नि में आहुति देता है, उससे यह यजमान अग्नि का अभीष्ट और प्रिय 
होता है। 

इस वाक्य में आहवनीय अग्नि को याग का आधार बताने का तात्पर्य यही 
है कि याग आहवनीय अग्नि के लिए है। पवमान ह॒बियों का भी प्रयोजन आहव- 
नीय अग्नि का संस्कार है; अतः वे भी आहवनीय अग्नि के लिए हैं। उनकी 
सार्थकता इसी में है। ये सब प्रधानमत आहवनीय अग्नि के अज्धु होकर यागाएद 
द्वारा स्वर्ग के साधनमूत अपूर्व को उत्पन्न करते हैं। फलत: उक्त पात्रों का 
आहवनीय अग्नि के साथ सीधा सम्बन्ध होने से अग्निसाध्य समस्त दर्श-पूर्णमास 
आदि कर्मों में उनका उपयोग होता है, केवल पवमान ह॒वियों में नहीं, भले ही 
उनका पाठ आधाव-प्रकरण में हुआ हो। दर्श-पूर्णमास-सम्बन्धी समस्त कर्मों में 
इस पात्रों का उपयोग होने से पवमान हवियों में भी श्राप्त हो जाएगा, क्यों।कि 
पवमानेष्टि दक्ष-पूर्ण णास का विक्ृतिरूप है, उनके अन्तगंत आ जाती है ॥२२॥ 
(इंति वारणवैकद्धूतादिपात्राणां कृत्स्तवागगुणताईधिकरणम्‌ू--१ २) । 


(वार्ेघ्ल्याद्यनुवाक्यानामाज्यभागाज़ताइधिक रणम्‌-- १३ ) 

'झिष्य जिज्ञासा करता है-दर्श-पूर्ण मास प्रकरण में वाक्य पठित हैं--'वात्रेघ्नी 
पौणंमास्यामन्‌च्येते, वृधल्वती अमावास्यायाम्‌ ।' वृत्रघ्त-सम्बन्धी दो अनुवाक्या 
पौणंमासी में पढ़ी जाती हैं; 'दृध' वाली अमावास्था में । यहाँ सन्देह है--दो 


३. द्रष्टव्य--मीमांसा सूत्र, ३४६।११-१४, अधि० ४ ॥। 


पड मौमांसा-दर्शन 


अनुवाक्या पढ़े जाने का सम्बन्ध प्रधान कर्म के साथ है ? अथवा आज्यभाग के 
साथ ? प्रधान कर्म - पौर्णमास ब दर्श के साथ सम्बन्ध प्रतीत होता है, क्योंकि 
वाक्य में 'पौर्णमासी' 'अमावास्या' पद पढ़े हैं, जो प्रधान कर्म के द्योतक हैं । 
आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-. 


सिथश्चानर्थसम्बन्धात्‌ ॥२३॥ 


[च| “च' पद भिन्‍्नत्रम है, अर्थात्‌ जिज्ञासा में प्रतिपादित अर्थ से भिन्न 
अर्थ का द्योतक है। तात्पयं है, दो वात्रंघ्नी अनुवाक्या और दो बृधन्वती अनुवाक्या 
का सम्बन्ध प्रधान कर्म से नहीं है; [मिथः] युगल का प्रधान कर्म के साथ 
[अनथसस्बन्धात्‌ | अर्थपूर्ण --सप्रयोजन सम्बन्ध न होने के कारण । 

(क) वाज्रंघ्नी--वृत्रष्त-सम्बन्धी दो अनुवाक्या ऋचा हैं-- 


३. अस्निवुत्राणि जड़ घनव्‌ द्रविणस्पुविपन्‍्यया | 
समिद्धः शुक्र आहुतः॥--ऋ ० ६१६॥३३ ॥ 
ऋ्तै० सं० ४॥३।१३।१॥ मै० सं० ४॥ १० १॥॥ 


यह वा्जघ्नी आग्नेयी -> अग्निदेवतावाली अनुवाबया है । 


२. त्वं सोमासि सत्पतिस्त्ब॑ राजोत वृत्रहा। 
त्व॑ भद्रो असि ऋतुः॥ ऋ० १॥६१४॥ 
नात०्सं० ४३।१३१॥ मे० सं० ४१०२॥ 


यह वा्रंध्नी सौमी सोम देवतावाली अनुवाक्या है । 
(ख) वृघन्वती--“बृध' घातु के रूप से युक्त दो अनुवाक्धा ऋचा हैं--- 
१. अश्निः प्रत्नेन सस्मना शुस्भानस्तन्व॑ स्वास्‌। 
कविविप्रेण वाबूघे ॥ ऋ० दा्४डी१२॥ 
नयत० ब्रा० ३४५६ १॥ मै० सं० ४ १०११ १६॥ 
यह वृधस्वती आग्नेयी -- अग्नि देवतावाली अनुवाक्या है। 


२. सोस गीशिष्ट्वा बयं व्धयामों वचोविदः । 
झुमूडोको न आ विज्ञ ॥ ऋ० १।६१।११॥ 
दत्त ब्रा० ३३४।६।१॥ मैं० सं०४१०११६॥ 
यह वृषग्वत्ती सौभी +- सोस देवतावाली अनुवाक्या है। 


तुत्तीयाध्याये प्रथमः पाद: श्प्श 


मिली हुई (युगल) दो-दो अनुवाक्थाओं का प्रधान कर्म में कोई कार्य नहीं 
है । जिस कर्म में दो अनुवाक्याओं का कार्य है, वहाँ इनका विधान जानना 
चाहिए। आज्यभाग में दो आहतियाँ दी जाती हैं, वहाँ दो अनुवाक्या आग्नेयी 
(एक वार्त्रंघ्नी, एक बूधन्बती) और दो अनुवाबया सौमी (एक वार॑घ्नी, एक 
वृधन्वती ) प्राप्त हैं। इसलिए आज्यभाग में ही इनका सम्बन्ध जानना चाहिए; 
प्रधान कर्म में नहीं । 

यद्यपि ये युगल अनुवाक्या प्रबान कर्म के प्रकरण में पठित हैं, पर अमावास्या 
के दिन सौमी > सोम देवताबाली अनुवाव्या से दर्शन्याग में आहुति नहीं दी 
जाती; क्योंकि उस दिन शोम देवता है ही नहीं । इसलिए एक आहुति वातरंघ्नी 
आग्नेयी अनुवाक्या से और एक बृधन्वती आग्तेयी अनुवाक्या से दी जाती है । 
प्रधान कर्म में गुगल का उपयोग सम्भव नहीं है। वहाँ एक ही एक आहुति का 
विधान है। 

पूर्णणासी के दिन भी सौमी अनुवाक्या अग्नीषोमीय याग में ही विधान की 
जाती हुई विहित हौगी। पर वहाँ भी एक सोम देवतावाली सौमी अनुवाक्या 
देवताओं के द्वित्व में कार्य नहीं कर सकेगी | तात्पये है, एक देवतावाली सौमी 
अनुवाक्या दो देवतावाज़े कर्म की अनुवाक्या नहीं बन सकेगी। यद्यपि आग्नेयी 
और सौमी दोनों अनुवाक्या अग्नीषोमीय याग में प्राप्त होती हैं, पर वहाँ 
एक याग में दो अनुवाक्याओं से कोई प्रयोजन नहीं; कक याग की एक ही 
अनुवाक्या होती है । आवश्यकतानुसार ही अनुवाक्या का उपादान किया जाता 
है। वहाँ एकत्व विहित है। इससे भी अग्नीषोमीय याग में दो अनुवाक्या सान्य 
नहीं हैं। फलत: आज्यभाग में दो वात्रंघ्ती और दो वृधन्वती अनुवाक्याओं का 
सम्बन्ध सामज्जस्यपूर्ण है । 

अनुवाक्या के लिए प्राय: पुरोनुवाक्या पद का व्यवहार होता है। याज्या से 
पूर्व पढ़े जाने के कारण इसका नाम प्ुरोनुवाक्या है। इस अधिकरण में प्रसंगवश 
जिन ऋचाओं का उल्लेख हुआ है, वे 'सामिधेतती ऋक्‌' नाम से भी व्यवहृत होती 
हैं। इनका उच्चारण कर आहवनीय अग्नि में समधा की आहुति दी जाती 
उक्त नामकरण का यही कारण है ॥२३॥ (इति वात्रंध्न्याद्यनुवाक्यानामाज्य- 
भागाज्ताइधिकरणम्‌--१३) । 


(मुष्टीकरणादीनां क्ृत्स्नप्राक रणिकाज्रताइधिकरणम्‌-- १४) 


शिष्य जिज्ञासा करता है--ज्योतिष्टोम-प्रकरण में कतिपय वाक्य इस प्रकार 
पठित हैं--'मुष्टी करोति. वां यच्छति, दीक्षितमावेदयति/ इति, तथा 'हस्ता- 
बबनेनिक्ते, उलपराजि स्तृणाति---मट्टी बाँधता हे, वाणी संयम करता है अर्थात्‌ 
मौन होता है, दीक्षित को आवेदन करता है। यहाँ सन्देह है--मु्ठी बॉँधना, मौन 


इेघदे मौसांसा-दर्शन 


होना क्या दीक्षित के आवेदन के लिए है ? अथवा समस्त प्रकरण के साथ इसका 
सम्बन्ध है ? इसी प्रकार हाथ धोता है, घास के तिनकों की पंक्ति बिछाता है। 
यहाँ हाथ घोता क्या घास-त॒णों की पंक्ति बिछाने के साथ सम्बद्ध है ? अथवा 
समस्त प्रकरण के साथ सम्बद्ध है ? 

प्रथम तीनों वाक्य अव्यवहित रूप में पठित हैं। मुट्ठी बाँधना, और बाक्‌- 
संयम का वया प्रयोजन है ? यह आकांक्षा होती है। इसका निराकरण अथवा 
आकांक्षा की पूर्ति समीप-पठित वाक्य -- दी क्षितमावेदयति' से तत्काल हो जाती 
है । इससे प्रतीत होता है--मुद्ठी बाँधना और मौन होना, दीक्षित के आवेदन से 
सम्बद्ध है । 

जब कोई व्यक्ति ज्योतिष्टोम याग के लिए दीक्षा लेता है, तब अन्य प्रथम 
दीक्षित व्यक्ति ऊँचे स्वर से घोषणा करता है --'दी क्षितो5यं ब्राह्मण:' यह वैदिक 
कमें में निष्ठा रखनेवाला व्यक्ति ज्योतिष्टोमादि अनुष्ठान के लिए दीक्षित हो 
गया है। हाथ और वाणी की चपलता से दूर होकर यह घोषणा की जानी चाहिए, 
इसी प्रयोजन से मुष्टीकरण और वाक्‌संयम्त का विधान है, दीक्षित आवेदन से ये 
सम्बद्ध हैं । 

इसी प्रकार हाथ धोने का विधान कर अव्यवहित अतन्तर घास-तृणों के 
बिछाने का उल्लेख है। हाथ घोना हाथ का संस्कार है। आकांक्षा होती है, यह 
किसलिए है? इसका प्रयोजन क्‍या है? इस आकांक्षा की पूत्ति अव्यवहित 
सान्निध्य में पठित 'उलपराजि स्तुणाति' वाक्य से हो जाती है, हाथ धोकर घास- 
तिनकों की पंक्ति बिछाने का विबान हैं। इस प्रकार मुष्टीकरण, वाम्यमन 
दीक्षित-आवेदन का धर्म है, तथा हस्तप्रक्षालन उलप-संस्तरण का; प्रकरण मे 
इनका कोई सम्बन्ध नहीं । आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


आनस्तर्यमचोदना ॥ २४॥ 


[आनस्तयम्‌] आनस्तर्य-- अव्यवधान होना, किसी समीप-स्थित पदार्थ के 
साथ सम्बन्ध करने में [ अचोदना ] प्रेरक नहीं होता । 

उक्त वावयों से जो अर्थ अभिव्यक्त किये गये हैं, वे अपने में पूर्ण हैं। उनकी 
अथंपूत्ति के लिए कोई आकांक्षा वहाँ नहीं उभरतों। अव्यवहित सास्निध्य भी 
इसका प्रेरक नहीं होता कि समीप-स्थित वाक्य के साथ उसका सम्बन्ध मान लिया 
जाय, जबकि प्रथम वाक्य अपनी जर्थामिव्यकित में पूर्ण है, निराकांक्ष है। अन्यथा 
'घटमाहर, गां नय'--एक घड़/ पाती भर लाओ, गाय ले जाओ' इनका भी 
परस्पर सान्तिध्य होने सम्बच्धी माना जाना चाहिंए। जैसे मे वाक्य अपने अर्थ 
को प्रकट करने में पूर्ण हैं, ऐसे ही 'मुष्टी करोति” आदि वाक्य जपने अर्थ को अ्रकट 
करे में पूर्ण हैं। समीप-पठित वाक्य से उनका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है 


अथ तृतीयाध्याये प्रथम: पाद: इघ७ 


इसलिए जिस प्रकरण में पठित हैं, उस समस्त प्रकरण के साथ उनका सम्बन्ध है; 
केवल दीक्षित-आवेदन तथा उलप-संस्तरण के साथ नहीं । यदि ऐसा नहीं माना 
जाता, तो क्या मुष्टीकरण, वाग्यमन केवल दीक्षित-आवेदन में सीमित होगा ? 
तथा अन्य सब कर्मों में हाथ और वाणी की चड्चलता चालू रक्‍्खी जायगी ? 
और क्या इसी प्रकार उलप-संस्तरण के अतिरिकक्‍त अन्य कर्मों में हाथ मलिन 
या गन्दे ही रक्‍्खे जाएँगे ? ऐसा होना पवित्र कर्मानुष्ठान के प्रति अश्रद्धा एवं 
उपेक्षा की भावना को अभिव्यक्त करेगा। फलत: यह स्पष्ट होता है कि उक्त 
वाक्यों द्वारा जो अर्थ अभिव्यक्त किये गये हैं, उनका सम्बन्ध प्रकरणगत समस्त 
कर्मों के साथ है। दीक्षितावेदन, उलप-संस्तरण भी उसी के अन्तगंत आ जाता 
है॥रथीा 
उक्त वाकक्‍यों की पूर्णता को आचार्य सूतकार ने स्वयं स्पष्ट किया -- 


वाक्यानाउनच समाप्तत्वात्‌ ॥ २५।॥ 


[च] ओर [वाक्यानाम्‌ | वाक्‍्यों के अपने पदसमूह में अर्थाभिव्यक्ति के 
[समाप्तत्वात्‌ | समाप्त अर्थात्‌ पूर्ण हो जाने के कारण, इन वाक्यों का परस्पर 
कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है । 

जितने वाक्य गत-सूत्र की अवतरणिका में उद्धुत किये गये हैं, उनमें प्रत्येक 
वाक्य अपने पदसमूह से अर्थाभिव्यक्ति में परिपूर्ण है। इसलिए शत्येक वाक्य 
का अपना अथे स्पष्ट है। वे सब एक-दूसरे से भिन्‍त हैं, इसलिए निराकाइक्ष हैं, 
समान रूप से प्रकरण में पठित हैं, अत: प्रकरणगत समस्त कर्मों के साथ उनका 
सम्बन्ध है ॥२५॥ (इति मुष्टीकरणादीनां कृत्स्नप्राकरणिकाज़ताईधिकरणम्‌--- 
१४) । 


(चतुर्धाकरणस्याग्नेयमात्रा ज्रताईधिक रणम्‌--१५) 


छिष्य जिज्ञासा करता है--दर्शे-पूर्णमास प्रकरण में कहा है---'आग्नेय॑ चतुर्घा 
करोति' अग्निदेवतावाले पुरोडाश के चार भाग करता है । यहाँ सन्देह है--क्या 
अग्निदेवतावाले, अग्नीषोमीय देवतावाले तथा इन्द्राग्नि देवतावाले सभी पुरो- 
डाज्षों में चार विभाग करने चाहिएँ? अथवा केवल अग्निदेवतावाले पुरोडाश 
में ? जहाँ मी अग्निदेवता का सम्बन्ध है, उन सभी पुरो डाशों में चतुर्घाकरण होना 
चाहिए, इस शिष्य-जिज्ञासा को आचार्य सूत्रकार ने सूजित किया-- 


शेषस्तु गुणसंयुक्त: साधारण: प्रतीयेत 
सिथस्तेषाससम्बन्धात्‌ ॥२६॥ 
[तु] आम्नेय पुरोडाश का चतुर्घाकरण तो [श्लेष:| शेष कर्म है। [गुण- 


रैद८ मीमांसा-दर्शन 


संयुक्त: | अग्निदेवतारूप गुण से सम्बः 
सर्वत्र समान [ प्रतीयेत | जानना चाहिए। 


होने के कारण, चतुर्धाकरण 
होगा। 

चतुर्धाक रण आग्तेय पुरोडाश् का 
साधारण सम्बन्ध चतुर्धाकरण के स 
है, अथवा इन्द्र के साथ, उनके उद्देश्य से वः 
होता है; क्योंकि वहाँ भी अग्निदेवता बंठा है । 
का निर्वाध सम्बन्ध है। अतः सर्वत्र 
करण में यह व्यवस्था नहीं है कि वह 

ऐसा व्यवहार शास्त्र में अन्य न्न देख 
विभज्य प्राशित्रमवद्यति' आग्नेय पुरोडाश के ऊपरी भाग क 
भाग का ग्रहण करता है। यह प्राशित्र-भाग यद्यपि वाकः 
लेने को कहा गया है, पर अस्तीषोगीय और ऐ्द्रार 
ग्रहण किया जाता है। यह भाग ब्रह्मा के 
नामक पात्र में रक्खा जाता है। इसी आधार पर पुः 
'प्राशित्र' नाम है। जैसे यहाँ आस्नेय 
पघोमीय और ऐ&न्द्राग्न पुरोडाझों में भी 
पुरोडाश्ञों में जानना चाहिए ॥।२६॥ 

आचाय॑ सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधाव किया -- 


ज 


व्यवस्था बारईर्थसंयोगाल्लिड्धस्यार्थेन सस्बस्धाल्लक्षणार्था 
गुणश्रुति: ॥२७॥॥ 


[वा] 'बा' पद जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए है। ु 
सर्वत्र पुरोडाशों में नहीं होता। [अर्थसंयोगात्‌ | अर्थ --पुरोडाह के साथ अग्नि- 
देवता का सम्बन्ध होने से; और [लिज़ुस्य | अग्निदेवतारूप लिज्जू का (बर्थेत) 
अर्थ > पुरोडाश के साथ [सम्ब्नन्धात्‌ |] सम्बन्ध होने से चतुर्घाकरण उसी पुरोडाश 
का होगा, जो केवल अग्निदेवता के उद्देश्य से तैयार किया गया है । (गुणश्रृति:) 
देवतारूप गुण का श्रवण यहाँ (लक्षगार्था) लक्षित--चिह्लित--सीमित करने 
के लिए है---चतुर्धाक रण को | तात्पर्य है--चतुर्धाकरण आस्नेय पुरोडाश का ही 
होता है, अन्य किसी पुरोडाश का नहीं । 

सूत्र में पठित 'वा” पद अग्नीषोमीय और ऐन्द्रास्न पुरोडाझों में चतुर्घाकरण 
की व्यावृत्ति का द्योतक है, क्योंकि चतुर्धाकरण केवल आस्तेय पुरोडाझ्ष में 


रेप& 


है। वह अग्नि एक देवतावाले पुरोडाश 
हाशों से भिन्‍न करता है। वाक्य-निर्देश के अनु- 
प्रवृत्त होगा, जो एकमात्र देवता अग्नि से 
जणिनि [४।२२३; ४॥२।३२| नियम के 
अनुसार “अग्नि प्रातिपदिक से 'ढक्‌ प्रत्यय उसी अवस्था में होता है, जब वह 
समर्थ हो। 'समर्थानां हि रा ” तद्धित प्रत्ययों की उत्पत्ति पाणिनि 
(४११/८२ ] के नियम के अनुसार समर्थ प्रातिपदिक से कही है। समर्थ के विषय 
में एक सामान्य नियम है--“निराकाइक्षं समर्थ साकाइक्षं चासमर्थम्‌--जो पद 
निराकाइक्ष है, अपने खड़े होने के लिए दूसरे की आकाइक्षा--अपेक्षा नहीं 
करता, वह समर्थ, और जो अन्य की आकाइक्षा करता है, वह असमर्थ माना 
जाता है। 'अग्तीपोमीयम्‌' और 'ऐन्द्राग्सम्‌' पदों में अग्निदेवता की पंक्ति में खड़े 
होने के लिए सोम और इन्द्र की आकाइक्षा रखता है, इसलिए वह असमर्थ है। 
इस कारण तद्धित-प्रत्ययान्त निरपेक्ष अग्निदेवतावाले “आग्नेय' पद से दो देवता- 
वाले पुरोडाज्ष का कथन नहीं होता | इसलिए अग्नीषोमीय और ऐन्द्राग्न पुरोडाश 
में चतुर्धाकरण विधान प्रवृत्त न होगा। 

सब पुरोशाशों में चतुर्घाकरण के लिए जो प्राशित्र के ग्रहण का दुष्टान्त 
दिया है, वह यहाँ संगत नहीं होता । सब पुरोडाझों से प्राशित्र-भाग ग्रहण करना 
युक्त है । कारण यह है-- जैसे “आग्नेय॑ चतुर्घा करोति' वाक्य पुरोडाश के चतुर्धा- 
करण का है, वैसा 'आस्नेयस्य प्राशित्रमवद्यति' वाक्य यहाँ नहीं है । तात्पये है--- 
इस वाक्य को योजना चतुर्घाकरण वाक्य के समान नहीं है। यहाँ “आग्नेयस्य 
मस्तक विभज्य' एक वाक्य है। 'प्राशित्रमवद्यति' दूसरा वाक्य है । उसका सम्बन्ध 
अन्य पुरोडाश-वाक्यों से हो जाता है। अत. प्राशित्र का ग्रहण सब पुरोडाशों से 
युक्‍त है। दर्ष-पूर्णमास में ऐसा नहीं है ॥ यदि वहाँ एक अग्निदेवतावाले पुरोडाश 
का कथन न होता, तो “आग्नेयस्य मस्‍्तक॑ विभज्य' की अनर्थकता के परिहार के 
लिए दो देवतावाला पुरोडाश भी गृहीत होता ॥२७॥ (इति चतुर्घाकरणस्यार्नेय- 
मात्राज्ग्ताईघिकरणम्‌--१५) । 

इति जेमिनीय सीमांसाद्शनविद्योदयभाष्ये 
तुतीयाध्यायस्य प्रथमः पाद: । 


में 'आग्नेय पद पुरोडाश का वि 
करता है, अ 


अथ त॒तीयाध्याये द्वितीय: पाद: 


(लवनप्रकाशकमन्त्राणा मुख्ये विनियोगाउधिकरणम्‌--१) 


गत पाद में श्रुति के आधार पर विवादास्पद विधियों का निर्णय किया गया। 
लिज्ज क्योंकि श्रुति पर आधारित रहता है, अतः श्रुतिविनियोग के अनन्तर प्रस्तुत 
पाद में लि के आधार पर वचनविनियोग बताया जाता है। लिज्भ का तात्पये 
है---उन वचनों में अर्थविशेष के बोध कराने का सामथ्यं। इस अधिकरण में 
विचारार्थ उदाहरणरूप “बहिर्देवसदनं दामि' वचन है । यहाँ “बहिं:' मुख्य पद है, 
'देवसदनम्‌' उसका विशेषण, 'दामि' क्रियापद है। “देव” पद का अर्थ यहाँ यज्ञ के 
साधनभूत पदार्थ व पात्र आदि हैं॥ उनके सदन--आश्रयरूप बहिज-कुशा को 
काटता हूँ। अनुष्ठान के समय इन पात्र आदि को नंगी भूमि पर नहीं रक्खा 
जाता, कुझा विछाकर उसके ऊपर रक्‍्खा जाता है । अर्थ हुआ--यज्ञपात्र आदि के 
आश्रयश्ूत कुशाओं को काठता हूँ । 

शिष्य जिज्ञासा करता है--इस प्रकार के वचनों का विनियोग क्‍या मुख्य 
अथे में ही होता है? अथवा गौण अर्थ में भी होता है ? जब व्यक्ति सामने से 
आता दिखाई देता है, पर दूर है, तब उसका पहले-पहल मुख ही दिखाई देता है । 
इसी प्रकार वचन के सुनने या देखने पर उसका जो अर्थ सहसा सर्वप्रथम अभि- 
व्यक्त होता है, वह मुख के समान होने से मुख्य है । जब व्यक्ति समीप आ जाता 
है, तब उसके अधोभाग के अद्भू जंघा आदि दिखाई देते हैं । ऐसे ही वचन के 
मुख्य अर्थ की अभिव्यक्ति हो जाने पर जो अर्थ किसी गुणविशेष के कारण बाद 
में अभिव्यक्त होता है, वह जंघा के समान होने से जघन्य कहाता है। गुणविशेष 
के सहारे उभरने के कारण उसे गौण या अप्रधान कहा जाता है 

लोक में व्यवहार होता है --'अग्तिर्माणवक:' यह किशोर बालक अग्नि है। 
“अग्नि! शब्द ज्वलन अर्थ में जाना जाता है । उक्त व्यवहार में माणवक को अग्नि 
कहा । यहाँ अग्नि का मुख्य अर्थ माणवक नहीं है । उसका मुख्य अर्थ ज्वलन ही 
है। उस अर्थ की अभिव्यक्ति हो जाने पर उसके सदृश क्रोध, तेजस्विता आदि गुणों 
के आधिक्य से माणवक के लिए अग्नि पद का प्रयोग गौण है। ये दोनों प्रकार के 


अथ तुतीयाध्याये द्वितीय: पाद: ३६१ 


प्रयोग मान्य समभे जाते हैं। इसी कारण जिज्ञासा हैं कि वैदिक वचनों में शब्द 

का प्रयोग मुख्य अर्थ की अभिव्यक्ति में ही माना जाय ? अथवा गौण अथे की 

अभिव्यकित में भी ? क्योंकि ये दोनों प्रकार के अर्थ शब्द-सामथथ्यं से ही उमरते हैं। 
आचार्य ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


अर्थाभिधानसामर्थ्यान्‍्मन्त्रेषु शेषभाव: स्यात्‌ 
तस्मादुत्पत्तिसस्बन्धो<र्थेन नित्यसंयोगात्‌ ॥१॥ 


[अर्थाभिधानसामर्थ्यात्‌ ] अर्थ के अभिधान--कथन में --अर्थात्‌ अभिव्यक्त 
करने में समर्थ होने के कारण [ मन्‍्त्रेषु | मन्‍्त्रों में--शास्त्रीय बचनों में [शेष- 
भाव: ] ऋतु के प्रति अज्ञभाव [स्थात्‌ ] होता है। [ठस्मात्‌] इस कारण कि 
शब्द का [अर्थेन] मुख्य अर्थ के साथ [नित्यसंयोगात्‌ | नित्य सम्बन्ध होने से 
[उत्पत्तिसम्बन्ध:] शब्द की उत्पत्ति -- अभिव्यक्ति के साथ-ही-साथ अर्थ-सम्बन्ध 
जाना जाता है। तात्पय॑ है, शब्द-अर्थ का परस्पर, नित्य सम्बन्ध होने से शब्द 
की अभिव्यक्ति के साथ ही अर्थ अभिव्यक्त हो जाता है; अर्थाभिव्यक्ति में शब्द 
किसी बाहा-साधन की अपेक्षा नहीं रखता, वह अक्ृत्रिम है, स्वाभाविक है | दब्द 
के साहचर्य को अर्थ छोड़ नहीं सकता। शब्द का यह सामर्थ्य है कि जैसे ही शब्द 
अभिव्यकत होता है, वह अर्थ को अभिव्यक्त कर देता है, यह अनिवार्य स्थिति 
है । 

प्रसंग में विचारास्पद शास्त्रीय वचन 'बहिर्देवसदनं दामि' है। यहाँ 'बहि' 
पद अपने मुख्य अर्थ कुशा-तृण के अर्थ में प्रयुवत है, कुशा-सदृश् के अर्थ में नहीं । 
क्योंकि एक पद एक ही समय दोनों अर्थों का बोध तहीं करा सकता | उच्चारण 
के साथ ही पद अपने मुख्य अर्थ को अभिव्यक्त कर देता है। बहिं पद कुशा- 
तृण अर्थ को प्रकट कर त्रतु में उपकारक होता है। ऐसी स्थिति में गौण अर्थ के 
उमरने का अवसर ही नहीं आता । गौण अर्थ तभी उभरता है, जब मुख्य अर्थ 
की उपपत्ति सम्भव न हो । 'अग्नर्माणवक:” अथवा 'सिहो माणवक:' आदि वाक्यों 
में अग्नि अथवा सिंह पद का तेजस्विता या साहस अर्थ तभी उभरता है, जब 
माणवक में अग्निर्पता व सिहरूपता असम्भव रहती है। “बहिं:' वाक्य में ऐसा 
नहीं है। कुशातृण द्वारा यज्ञोपयोगी कार्य के सम्पादन में कोई बाधा या असम्भा- 
बना नहीं है । फलत: गौण अर्थ की अभिव्यक्ति में उक्त पद जसमर्थ है, तब गौण 
अर्थ में उसका विनियोग---प्रयोग नहीं माना जा सकता । 

शब्द के उच्चरित होते ही मुख्य अर्थ तत्काल उपस्थित होता है, तथा 
ज्ञास्त्रीय वचन के प्रयोजन को पूरा कर देता है। इससे शास्त्रीय वचन सार्थक 
होकर अन्य (गौण) अर्थ के बोधन में निराकांक्ष हो जाता है। यद्यपि शब्द मुख्य 
और गौण दोतों अर्थों को अभिव्यक्त करने का सामथ्यं रखता है, पर गौण अर्थ 


रे मीमांसा-दरंन 


उसी अवस्था में अभिव्यक्त होता है, जब मुख्य अर्थ बाधित या असम्भावित हो । 
उक्त वचन में ऐसा न होने से गौण अर्थ में शब्द का विनियोग करना अयुकत है। 
मुख्य और गौण दोनो प्रकार के अथों की उपस्थिति होने पर मुख्य अर्थ में ही 
कार्य-सम्पादत किया जाता है,--ऐसी शास्त्रीय व्यवस्था है ॥॥१॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--द्पूर्ण मास में--यजमान द्वारा जिन देवताओं 
को आहुति दी गई हैं, उनसे आश्लीर्वाद लेने के लिए--कन्निपय मन्त्र पठित हैं। 
उनमें पूषा और आदित्य के भी अनुमच्त्रण (आश्ीर्वचन) मन्त्र" पठित हैं। परच्तु 
दर्शपूर्ण मास में पृषा आदि देवता आहुत नहीं हैं। तब उन मन्त्रों का वहाँ उत्कर्ष 
होगा, अर्थात्‌ उन मन्त्रों का उपयोग वहाँ करना होगा, जहाँ दर्श्परणमास के 
विक्रृतियागों में पूषा आदि देवता आहुत हैं । यदि शब्द (बहि आदि) का विनि- 
योग गौण अर्थ में भी माना जाता है, तो इन मन्त्रों का उत्कर्ष नहीं करना पड़ेगा । 
तब 'पूषा' आदि पद पुष्टि आदि अर्थ को अभिव्यक्त करते हुए गोणी बृत्ति से अग्नि 
आदि देवताओं को ही कहेंगे, जो दर्शपूर्णमास में आहुत हैं। इसलिए गौण अर्थ में 
भी वचन का विनियोग मानना चाहिए। 

आधचाये सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया--- 


संस्कारकत्वादचोदिते न स्थात्‌ ७२॥ 

[संस्कारकत्वात्‌ | पूषा आदि देवता-सम्बन्धी अनुमन्‍्त्रण मन्त्र देवता के 
स्मरणरूप संस्कार के जनक होने से [अचोदिते| अविहित याग में उनका 
विनियोग [न स्यात्‌ ] नहीं होता । 

पूषा आदि देवता दश्पूर्णमास में आहुति के लिए विहित नहीं हैं। परन्तु बहाँ 
इनके आशीवेचन के लिए मन्त्र पठित हैं। ये मन्त्र इस बात का स्मरण कराते हैं 
कि पूषा बादि देवता यजमान द्वारा आहुति के लिए कहीं अवश्य पठित हैं। यदि 
ऐसा न हो, तो आशीवेचन निरर्थक होते हैं। इसलिए जहाँ विक्ृतियाग में पूषा 
आदि देवता आहुत हैं, वहाँ अनुमन्त्रण मन्त्रों का उत्कर्ष करना ही होगा । इनकी 
अथंवत्ता वहीं है । 

आचार्यों ने इन मन्त्रों (-+आशीवंचनों) की संज्ञा 'इष्टानुमन्त्रण” अथवा 
'यागानुमनन्‍्त्रण' कही है । पर दश्शयू्ण मास में पूषा आदि देवता “इष्ट' नहीं है, तथा 
खनके लिए दरशेपूर्णमास में याग का विधान नहीं है, और मन्त्र में 'देवयज्यया' पद 


१. द्रष्टब्य--काठक संहिता: (५१), “अग्नीषोमाम्यां यज्ञश्च॒क्षुष्माँस्तयो रह 
देवयज्यया चक्षुषा चक्षुप्मान्‌ भूयासम्‌'। इसी प्रसंग में पृषा और आदित्य के 
अनुमन्त्रण मन्त्र हैं--'पृष्णो5हं देवयज्यया पुष्टिमान्‌ पशुमान्‌ भूयासम्‌ । 
आदित्या अहं देवयज्यया प्रतिष्ठां गमेयम्‌' इत्यादि । 


अथ तृतीयाध्याये *: 


के सायर्थ्य से पूषा आदि का याग-सम्वन 
यागों में पृषा आदि देवताओं के लिए याग 
(आशीर्वचनों) का उत्कर्ष उपयुक्त है 
आपत्तिजनक बात नहीं है । इस अधिकरः 
से व्यवहृत होता है॥२॥ (इत्ति लब्न 
करणम्‌--१) । 


(इन्द्रप्रकाशकमन्त्राणां गाहँपत्ये विनियोगाउधिकरणम्‌--२) 


अग्निचयन-असंग में पाठ है--निवेशन: संयमनो वसूनाम्‌ू--इति ऐन्द्रचा 
गाहंपत्यमुपतिष्ठते” [ मैच्रा० सं० ३।२४ |--निवेशन: संगमनो वछूनाम्‌' इस 
इन्द्रदेवतावाली ऋचा से याहंपत्य अस्ति का उपस्थान करता है, अर्थात्‌ समीप 
स्थिर होकर उसका स्तवन करता है। यद्यपि स्तवनकर्तता का ईप्सिततम होने से 
उपस्थान का कम गाहंप्रत्य अग्नि है, उसी का स्तवन प्राप्त है, पर इस्द्रदेवता- 
वाली ऋचा से अग्नि का स्तबन सम्भव ते आधार पर शिष्य जिज्ञासा 
करता है-- 

यहाँ इन्द्र का स्तवन होना युक्त है ? अथवा गाहेपत्य अग्नि का ? प्रतीत 
होता है, मन्त्र का देवता इन्द्र होने से स्तवन होना चाहिए, घाहेपत्य अग्नि 
का नहीं । उपस्थान का कर्म कारण होने से गाहेपत्य अग्नि का स्तवन होना 
चाहिए, यह कथन कुछ बल नहीं रखता; क्योंकि कर्ता का ईप्सिततम ही कर्म- 
कारक हो, ऐसा कोई बिर्बाघ नियम नहीं है। ईप्सित की अविवक्षा होने, अनी- 
प्सित कारक में भी पाणिनि-नियम [ ११४॥५० ] के अनुसार द्वितीया विभक्ति 
देखी जाती है॥ “विष भक्षयामि',चोरान्‌ पश्यति' आदि सर्वस्वीकृत प्रयोग 
हैं। विष मारक होने से तथा चोर हिसक व लुटेरा होने से कर्त्ता के ईप्सित अर्थ 
नहीं हैं। यहाँ विभक्ति कारक-सम्बन्धमात्र को प्रकट करती है, जंसे 'सबतून्‌ 
जुहोति' [ते ० सं» श३।८] चाक्‍य में छ्वितीया विभक्ति तृतीय 'सक्तुभिर्जुहोति' 
के अर्थ में प्रयुक्त है। ऐसे ही 'चाहंपत्वम्‌' में द्वितीया विभक्ति तृतीया या सप्तमी 
के अर्थ में समकनी चाहिए--ग्राहंपत्य के साथ अथवा गाहंपत्य के समीप बैठकर 
इन्द्र का स्तवन करता है। इन्द्र पद का मुख्यायं इन्द्र देवता ग्रहण करने पर उससे 
गाहंपत्य अग्नि का कथन न होते से गाहंपत्य का “गृह सम्बन्धी' ऐसा गौण जर्थ 
करना होगा । गृहपति-सम्बन्धो इन्द्र देवता का स्तवन करता है, ऐसा समझना 
युक्त होगा । 

अथवा गाहंपत्य झब्द यज्ञसघनरूप सम्बन्ध से उपस्थान क्रिया का विश्लेषण 
होगा । ग्राहेंपत्व यज्ञ का साधन है, इन्द्र देववा भी यज्ञ का साधत है। इस सम्बन्ध 


झेषड मीमांसा-दर्शन 


से जहां गाहंपत्य है, अर्थात्‌ जिस स्थान में गाहंपत्य अवस्थित है, बहाँ इन्द्र देवता 
का स्तवन करता है। इस प्रकार मन्त्र का मुख्य विधेय इन्द्र का उपस्थान करना 
होगा । 

इस विवृत शिष्य-जिज्ञासा का आचाये सूत्रकार ने समाधान किया-- 


वबचनात्‌ त्ववथार्यमेन्द्री स्थात्‌ ॥३॥॥ 


[तु] सूत्र का 'तु! पद जिज्ञासारूप से प्रस्तुत पक्ष की व्यावृत्ति के लिए है। 
तात्पय है, पूवं-अधिकरण-न्याय से प्राप्त ऐन्द्री का मुख्य अर्थ यहाँ अभिप्रेत नहीं 
है। [वचनात्‌ ] 'ऐल्द्या गाहुपत्यमुपतिष्ठते” दाक्‍य में द्वितीया विभक्ति के 
स्पष्ट कथन से [ ऐन्द्री | इन्द्र देवतावाली ऋचा [ अयथार्थम्‌ ] अयथा +- असदृश् ++ 
बाधित अर्थवाली [स्यात्‌ | होती है, या है । 

सूत्र में 'अयथार्थम्‌' पद क्रियाविशेषण है। तात्पयें है---तथाकथित इस्ध 
देवतावाली ऋचा में 'इन्द्र' पद अभिधावृत्ति से बोधित इन्द्र देवतारूप अर्थ को 
छोड़ देता है, अर्थात्‌ मन्त्र में इन्द्र पद इन्द्र देवता का वाचक न होकर घात्वर्थ 
[इृदि परमेड्वर्य ] के आधार पर 'परम ऐश्वर्यवाला' अर्थ का बोधक है, गाहंपत्य 
अग्नि के ज्वलनरूप विशेष अर्थ को अभिव्यक्त करता है। तात्पर्य है--प्रदीप्त 
गाहेंपत्य अग्नि का उक्त मन्त्र से स्तवन करे। यह तात्पयं प्रस्तुत वचन ऐन्द्रथा 
गाहेपत्यमुपतिष्ठते” से स्पष्ट होता है। “गाहंपत्यम्‌' पद में द्वितीया विभक्ति 
उसकी प्रधानता का साक्षात्‌ निर्देश करती है। इस वचत-सामथ्य॑ से उपस्थान -> 
स्त॒वन गाहंपत्य अग्नि का किया जाता है ॥ ३॥ 

शिष्य पुनः जिज्ञासा करता है--पहले कहा कि इन्द्र देवतावाली ऋचा से 
गाहँपत्य अग्नि का स्तवन अयुक्त है। यदि कहा जाय कि उक्त वचन [ +-ऐन्द्रबा 
गाहँपत्यमुपतिष्ठते | सामथ्यं से ऐसा हो जायगा, तो यह सर्वथा असम्भव है; 
क्योंकि 'इन्द्र' पद “अग्नि अर्थ को कहे, यह नितान्त विरुद्ध होगा। वह ऐसा ही 
होगा, जेसे कोई कहे--अग्नि से सींचता है, जल से काष्ठ प्रज्वलित करता है। 
झब्द और अर्थ का सम्बन्ध नित्य है, वह किसी शास्त्रीय वचन से बदल नहीं 
सकता । उक्त वाक्य शब्दार्थ-सम्बन्ध का विधायक नहीं है कि गाहंपत्य का इन्द्र 
नाम है। यह वाक्य केवल इतना कहता है कि इन्द्र पद से गाहंपत्य का उपस्थान 
करे | पर अन्य अर्थ के वाचक पद से किसी अन्य अर्थ का कथन नहीं किया जा 
सकता। आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


गुणाहाप्यभिधान स्यात्‌ सम्बन्धस्थाशास्त्रहेतुत्वात्‌ ॥४॥ 


[वा] सूत्र में वा' पद 'इन्द्र शब्द से गाहँंपत्य अग्नि का कथन नहीं होगा' 
इस पक्ष की व्यावृत्ति के लिए है। [गुणात्‌ ] गुण से [अपि] भी [अभिघानम्‌] 


अथ तृतीयाध्याये द्वितीय: पाद: 74 


कथन [स्थात्‌ ] होता है। [सम्बन्धस्य | शब्दार्थ-सम्बन्ध के [अशास्त्रहेतुत्वात्‌ | 
शास्त्रनिमित्तक न होने से; तात्पयं है-- शब्दार्थ-सम्बन्ध नित्य है, झास्त्र उसमें 
बाधक नहीं । 

“ऐन्द्रचा गाहं पत्यमुपतिष्ठते” यह वाक्य यद्यपि इन्द्र पद का गाईपत्य अग्नि के 
लिए प्रयोग किये जाने का विधायक नहीं है, फिर भी इन्द्र पद से गाहंपत्य अग्नि 
का कथन किया जा सकता है । इन्द्र पद अभिधा शक्ति से इन्द्र देवता का वाचक 
होने पर भी गुण के संयोग से गाहपत्य अग्नि को कहेगा। गुण के संयोग से भी 
कथन होता है। ज्वलनशील अग्नि के तेजस्विता गुण का सादृदय माणवक में देखे 
जाने से “अग्नि! पद माणवक के लिए प्रयुक्त होता है--'अग्निर्माणबक:' । ऐसे हो 
गाहपत्य अग्नि के लिए इन्द्र पद का प्रयोग होगा। जैसे इन्द्र यज्ञ का साधन है, ऐसे 
ही गाहंपत्य अग्नि यज्ञ का साधन है। इस यज्ञसाधनरूप सादृह्य गुण से इन्द्र पद 
अग्नि को कहेगा। 

अथवा परम ऐश्वर्थ अर्थवाली 'इदि' घातु से इन्द्र पद की निष्पत्ति होने से-- 
जो परम ऐड्वर्यवाला है वह इन्द्र है, ऐसा ईदवरत्व--अपने कायें में गाहंपत्य 
अग्नि का भी है। इसलिए जो अर्थ इन्द्र पद से बोधित होता है, वह गाहंपत्य 
अग्नि में होने से इन्द्र पप उसका बोध करायेगा। फलत: यज्ञसाघन-सादृश्य से 
अथवा ऐड्वर्य-सम्बन्ध से इन्द्र पद ग्राहुंपत्य अग्नि का बोध करायेगा | शब्द और 
अर्थ का नित्य सम्बन्ध होने से इन्द्र पद का यह मुख्य अर्थ न होकर गौण अर्थ 

होगा ॥।॒ 
श यह ध्यान देने की वात है, 'निवेशन: संगमनों वसूनाम्‌! ऋचा में “इन्द्र” पद 
देवताविशेष का वाचक है, वह देवता अग्नि से भिन्‍न है। फिर भी उस ऋचा से 
अग्वि का उपस्थान >-स्तवन किया जाता है, तो भ्रह विनियोग स्पष्टत: अयथार्य 
है। तात्पये है, ऋचा जिस अर्थ का प्रतिपादन कर रही है, यह विनियोग उसके 
प्रतिकूल है। ब्राह्मण [ऐत० ६।४; गोपथ २।२।६] वचनों के अनुसार यज्ञ की 
यथार्थता इसी बात में है कि ऋचा आदि जिस अर्थ को कहें, उसी के अनुसार 
क्रियमाण कर्म का अनुष्ठान होना चाहिए। किसी सीमा तक निरुक्तकार यास्क 
[७२०] एवं झ्ाकपूर्णि आदि आचार्यों तथा मीमांसक याज्ञिकों ने गौण 
वितियोग को स्वीकार किया है, जैसा कि प्रस्तुत प्रसंग में माना गया। पर 
कालान्तर में ऐसे अयथार्थ विनियोग की ऐसी बाढ़ आई कि पद या वर्ण की 
समानता पर ही मन्‍्त्रों का विनियोग किया जाने लगा; जिसे देखकर कतिपय 
विचारकों को उस काल में ही मन्त्रों को निरर्थक कहना पड़ा। एक प्रकार से 
उनका कहता ठीक ही था। इस रूप में मन्तरों का विनियोग विनियोक्‍ताओं की 


३6६ 


अज्ञानता के कारण सर्वथा उपहासास्थद बन गया है।* याज्ञिक मीमां सकों को इस 
पर ध्यान देना चाहिए ॥४॥[ इति इन्द्रप्रकाशकमन्त्राणां गाहेपत्थे वितियोगाधि- 


ब्लरपह 


7-२) 
प्रस्तुत अधिकरण में किये गये विवेचन के आधार पर मीमांसा में 'गाहं- 
पत्पत्थाय' प्रचलित है। 


(आद्वानप्रकाशकमन्त्राणां आह्वाने वितियोगाउधिकरणस्‌--३ ) 


दर्श-पर्णमास प्रकरण में पाठ है-- 'ह॒विष्कृदेहीति जिरबध्चन्‌ आह्वयति-- 
“हविष्कृदेहि' [यजु० ११५] इस मन्‍्त्र से--अवधात करता हुआ तीन बार 
बुलाता है । धान का छिलका उतारने के लिए घान कूटने के समय अध्वर्यू उक्त 
मन्त्र ब्रोलकर यजमान-पत्नी को तीन बार बुलाता है। शिष्य जिज्ञासा करता 
है--क्या इस मन्त्र कः विनियोग अवघात-कर्म (घान के वितुषीकरण) में है ? 
अथवा अवहननकाल को लक्षित्त कर आह्वान में है ? यह सन्देह है। यदि अवधात- 
कम में विनियोग है, तो श्रुति (ह॒विष्कृदेहि) उपकृत होती है--हे हृविष्कृत्‌ ! 
आज ! हि को तैयार करनेवालो आओ ! हवि का तैयार करना घात का 
वितुषीकरण करना है, वही अवहनन है। श्रुति उसी का निर्देश कर रही है। 
इसलिए झवहनन में विनियोग मानने से श्रुति उपकृत होगी। यदि आह्वान में 
विनियोस माना जाता है, तो 'अवध्लन्‌ में लक्षणा करनी होगी। यह पद अपने 
अधभिघान-बोध्य ज्थे अवहनन को त कहकर अवहनन-काल को कहेगा । उक्त मन्त्र 
अवहनन-काल में आद्वान करता है। "त्रि:' पद का सम्बन्ध पहले पक्ष में 
'अवघ्नन्‌' के साथ, तथा दूसरे पक्ष में आह्वान के साथ होगा। श्रुति का उपकारक 
होने से यहां प्रथम पक्ष मान्य होता चाहिए । आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा 
को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया-- 


तथा5्वानम्पोति चेत्‌ ॥४७ 

जैसे गत अधिकरण में ऐन्द्री ऋचा गौणी बृत्ति से गाहंपत्य अग्नि में विनि- 
युक्त मानी गई है, [ तथा] बैसे ही गौणी वृत्ति से [आह्वानमपि |आह्वान- एहि' 
पदवाली 'हविष्कृदेहि' ऋचा भी अवहनन के प्रति विनियुक्त मानी जानी चाहिए। 
[इति चेत्‌ ] ऐसा यदि कहो, तो वह- (इतना माय अगले सूत्र से सम्बद्ध है) । 

'हविष्कृदेहि' मस्त्र में 'हविष्कृत्‌-पद कत्तुंसाघत है--हे ह॒विष्कृत्‌ ! हविको 
करनेवाले, 'एहि' आओ । यह अभिधावृत्ति-बोघ्य अर्थ है। पर गत अधिकरण में 


३. द्रष्टव्य--सीमांसा झाबरभाष्य, हिन्दी व्याख्या-सहित, तृतीय भाग, 
(हरा४] पृष्ठ ७२० का टिप्पणी-भाग। (यु० मो०) 


है. 
श्र 
| 
श्र 
है 
श्र 
है 
ल्‍ ४ 
2 


किये गये निर्णय के जनुसार यौणी बृत्ति से यह पद हजि:साधनमात्र का, अर्थात्‌ 
केवल अवघात का बोध करायेगा । गुण है--यायसाधनता । हि याग का साघत 
है, बौर वह अवहनन द्वारा तैयार होता है! इसलिए 'हविष्कृदेहि' मन्त्र का विनि- 
योग अवहनन में करना चाहिए, आइ्वान में नहीं। अन्यथा अवध्नन्‌' में लक्षणा 
करनी होगी !५॥। 

आचार्य सूचकार ने जिज्ञासा का समाधात किया-- 


न कालविधिश्चोदितत्वात्‌ ॥६॥! 


[न] 'हविष्कृदेहि' सन्‍्त्र का विवियोम अवधात (वितुषीकरण --कूटना) में 
नहीं है। [कालविधि: | अवहनन-काल का विधायक है [चौदितत्वात्‌ | “ब्रिः 
आह्लयति' से जित्व का विधान होने के कारण 
नियोग अवहनन में नहीं हैं। 'अवध्दन' पद 


लक्षणाव॒त्ति से अवहनन-काल का बोधक है, 'अवहतर' का नहीं, क्योंकि जि: 
आाह्ययति' पदों से यहाँ तित्व का विधान किया गया है. तो 


धि तीन बार आह्वान करने 
है । 'अवध्तन' पद केवल अवहनन-काल का बोध कराता है। “ब्रोहोनव्हान्त 

अवहनन विहित है. यहाँ उसका अनुवादमात्र है। आह्वान और अवहरन 
का विधान मानने पर बाक्यभेद होगा । “वि: पद अवध्नन्‌ से 
ससे यह अर्थ हो कि इस प्रकार अवघात करता हुआ बुलाता है 


भेद नहीं होता; क्योंकि अवहनन- 
तीन बार आह्वान किया जाता है। 
महीं । अवहनन जनुवाद है : मन्त्र 

'अवध्नन्‌' पद में लक्षणावु। 
दोष नहीं । लक्षणावृत्ति से अर्थ-बोच् कराने का सामर्थ्य घदों क 
गया है । अवहनत क्योंकि अन्य वाक्य--'ब्रीहीनवहन्ति' से कबचित है, बह छाल 
को लक्षित कर सकता है। इसलिए मन्त्र का विनियोग आह्लाव में करना 
चाहिए ॥६॥॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--ह॒विष्कदेहि' मन्त्र अवधात को सम्बोधित रू 
है, यह क्यों न माना जाय £ हे हविष्कृतू ! हवि सम्पन्त करनेवाले अदहतन 
“एहि' आ, अपने सम्पन्त रूप में हो जा। जवघात से हवि 5८ जाहवनीय द्रव्य सम्पन्न 
होता है । गौणी वृत्ति से उसे सम्बोघन किया जा सकता हैं ॥ 

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधाल किबा--- 


ज्ञः 


स्श्द मीमांसा-दर्शन 


शुणाभावात्‌ ॥७॥ 


गत सूत्र से 'न” की अनुवृत्ति समभनी चाहिए। [गुणाभावात्‌ ] अवहनन में 
गौण कश्नन सम्भव न होने से [न] मन्त्र का विनियोग अवहनन में नहीं है। 

“हविष्कृदेहि' मन्त्र में 'हविष्कृत' सम्बुद्धि पद कत्तुंसाघन है। ह॒वि तैयार 
करनेवाले को बुलाया जाता है। वह जानता है-+-मैं बुलाया गया हूँ'। यह 
सम्बोधन--अवहनन-क्रिंया के अचेतन होने के कारण--उसे गौणी वृत्ति ते भी 
नहीं किया जा सकता। क्योंकि अवधात यह नहीं जानता कि 'मैं बुलाया गया 
हूँ | तब उसे बुलाने के लिए सम्बोधन निरथथंक हो जाता है। अगत्या उसे अदृष्टार्थ 
मानना होगा। दृष्टार्थ की सम्मावना में अदृष्ट की कल्पना अन्यास्य मानी गई 
है। धान कूटने के द्वारा हवि को तैयार करनेवाली यजमान-पत्नी में आह्वान दृष्टार्थ 
है । इसलिए मन्त्र का विनियोग अवधात में सम्भव न होने से आह्वान में समझना 
चाहिए ॥छ। 

आचार्य सूत्रकार ने उक्त अर्थ की पुष्टि के लिए अन्य हेतु प्रस्तुत किया--- 


लिड्भाच्च ॥८॥ 


[लिज्धात्‌| लिज्ज से [च] भी 'हविष्कृत” पद यजमानपत्नी को कहता है। 

प्रस्तुत पद में 'हविष्कृत्‌' पद से यजमान-पत्नी विवक्षित है, इस अर्थ की 
पुष्टि में लिज्ञू-सादृश्य भी कारण है। “ह॒विष्कृदेहीति त्रिर्वष्नन्‌ माह्यति' वाक्य 
के अनन्तर पाठ आता है--वाग्‌ वै हविष्कृत्‌, वाचमेवेतद्‌ आह्ययति'---वाक्‌ ही 
हविष्कृत्‌ है, वाक्‌ को ही यह बुलाता है। इस अवहनन के साथ बाक्‌ का कोई 
सादृइय नहीं है। यजमान-पत्नी के साथ वाक्‌ का सादृश्य है--दोनों का स्त्रीलिंग 
होता पत्नी स्त्री है, वाक्‌ स्त्रीलिज्ञ है। अवहन्ति न स्त्री है, न पुमानू औरन 
नपुंसकलिजु | यह कहना भी ठीक न होगा कि अवहन्ति या अवहनन का भी 
स्त्रीलिजू-पद “क्रिया! है। क्योंकि अवहनन स्वरूपत: नियत स्त्रीलिज़ नहीं है। 
अवहनन को जिया होने के आधार पर स्त्रीलिंग कहा जाय, तो इस प्रकार उसका 
पुंल्लिज़ पद भी है--अवघात; नपुंसकलिज्भु भी है--कर्म | पर वाक्‌ का पत्नी 
के साथ स्वरूपत: सादृश्य है। अवहन्ति का पररूप-क्रिया पद से सादृश्य है। 
इसलिए पत्नीरूप हविष्कृत्‌ में लिज्रू को पूर्ण अनुरूपता है । 

यद्यपि गत पंक्तियों में सिद्धान्त-पक्ष से जैसे अवहन्ति के नियमतः स्त्रीलिजु- 
पद का प्रतिषेध करते हुए उसके पुंल्लिज्ु और नपुंसकलिज्ञः पदों का निर्देश किया 
है, वैसे ही पत्नी पद का पुंल्‍्लिज्ु पद 'दारा' और नपुंसकलिज्ञु 'कलत्र' पद 
कहे जा सकते हैं; परन्तु यह कथन वस्तुत: संगत नहीं है। क्योंकि दारा-कलज्न 
जादि पद भार्या-जाया आदि के पर्याय हैं, पत्नी के वाचक नहीं हैं। पत्नी पद का 


अथ तृतीयाध्याये द्वितीय: पादः बे६६ 


साधुत्व--पत्यु्नों यज्ञसंयोगे” [४१।३३] इस पाणिनि-नियम के अनूसार-- 
यज्ञसंयोग में ही माना गया है। इसलिए यज्ञ-प्रसंग्ों में सवेत्र केवल पत्नी पद का 
प्रयोग होता है; जाया, भार्या, कलत्र, दारा बादि का नहीं ॥८।॥। 

उक्त अथे की पुष्टि के लिए सूत्रकार अन्य सहायक हेतु प्रस्तुत करता है--- 


विधिकोपश्चो पदेशे स्थात्‌ ॥&॥ 


[उपदेशे ] 'हविष्कृदेहि' मन्त्र का अवहनन में उपदेश +-विनियोग मानने पर 
[विधिकोपः] अन्य विधि का विरोध [च] भी [स्यात्‌ ] होता है। 

यदि 'हविष्कृदेहिं' मन्त्र का अवछनन में विनियोग बताया जाता है, तो 
अन्यत्र अवहनन में जिन मन्‍्त्रों का विनियोग बताया गया है, उनके साथ 
इसका विरोध होगा । भाष्यकार शबर स्वामी ने अवहनन में विनियोग के लिए 
बताया--'अपहत रक्ष इत्यवहन्ति, अपहता यातुघाना इत्यवहन्ति” इन वाक्यों के 
अनुसार 'अपहत रक्ष/ [यजु० १६; १६] अथवा “अपहता यातुघाना:* मन्धरों 
का विनियोग अवहनत में विहिंत है ॥ यदि 'ह॒विष्ड॒देहि/ मन्त्र को भी अवषात में 
विनियुक्त माना जाय, तो इस विधि के साथ उसका विरोघ होगा । 

इसके अतिरिक्त यह भी घ्यान देने की बात है कि अवहनन में विनियोग के 
लिए दो मन्‍्त्रों का उल्लेख किया गया । इससे इनमें विकल्प श्राप्त होता है। उस 
दशा में नित्यवत्‌ प्रतीयमान 'हविष्कृदेहि' श्रुति बाधित होगी, निरवकाश हो 
जायगी। विनियोग का अवसर न सिल्लने पर वह निरथेक होगी । इस कारण भी 
विष्कृदेहि' का विनियोग अवहनन ना मानकर आह्वान में मानना चाहिए। 

अथवा सूृत्रार्थ निम्न प्रकार करना चाहिए--हविष्कृदेहीति अवष्नन्‌ आह्न- 
यति' वाक्य में “अवध्नन्‌' पद 'शत्‌'-अ्ययान्त है। पाणिनि-विधान “लक्षणहेत्वोः 
क्रियाया:' [8२१२६] के अनुसार “शत्‌' और शानच्‌ प्त्यय लक्षण और हेतु 
अथे में होते हैं, जब लक्षण और हेतु करियाविषयक हों । काशिका में 'शानच्‌  प्रत्यय 
का लौकिक उदाहरण दिया है--'शयाना भुझ्जते यवना:” यहाँ शानचू-अत्ययान्त 


१. ये दोनों वाक्य वैदिक वाइमय में कहीं उपलब्ध नहीं हैं। 'अपहता यातु- 
घाना:' इस आनुपूर्वीवाला मन्त्र चारों वेदों में चहीं है। “अपहता असुरा:/ 
ऐसा पाठ उपलब्ध है-- [वाज सानेयि-माध्यन्दिन शाखा>-यजु० २॥२६; 
काण्वशाखा-२।५४] ; कृष्ण यज्जु संहिता अन्वेष्य है। 

२. ऐसा प्रतीत होता है, काशिकाकार ने यह उदाहरण मुस्लिम वर्ग के रमज़ान 
महीने को लक्ष्य कर लिखा गया छै। उस मास में समस्त मुस्लिम वर्ग रात्रि- 
उत्तरकाल के चार बजने से पह्लले-पहले खाना खा लेता है। उसे प्रान्तीय 
लोकभाषा में 'सरगई खाना' कछ्ला जाता है। इस उदाहरण में “शयाना:' पद 


डर मीमांसा-इशंच 


प्री प्रकार यहां बेंदिक उदाहरण में शतृप्रत्ययास्त 
हमर को छोड़कर अवहननकाल को लक्षित 


दि 


गो आह्वान में है । इसके विपरीत यदि 
मस्त्र का विनियोग अवहरन मे कहा जाता है, तो वह॒ अवहननकाल को लक्षित 
नहीं कर सकता । उस दशा में उक्त पाणिनि-विधान बाधित होगा। उसके साथ 
जिरोछ त हो, इसलिए मल्त्र का विनियोग आह्वान में ही मानना चाहिए ॥ ६॥ 
[इति आइ्वानप्रकाशकमन्दाणाम्‌ आद्वाने बिनियोगाउघिकरणम्‌--३ ) । 


हि 


७/ सोमयात्र के ज्यों 
विहर ।' अध्वर्यू खा 


ष्ठन्नव्वाह अग्नीदग्नीन्‌ 
जनयों को विहरण करो । 
विसजत्ति-ब्त ग्रहण करो, ऐसा कहता हुआ 


य और दक्षिणाग्ति में पहुंचाना अग्नि- 
को सम्बोधित कर अग्विविहरण के लिए 
जरित करता है । यजशान एने यर काणी का संयम करे, मौन रहे, यज्ञ- 
सम्बन्धी आक्‌-व्यवहार रिक्त अन्य वाब्व्यापार न करे, ऐसा विधान है 
उस अवस्था में यह एक तप है। सूतग्रन्थों में कहीं सूर्यास्त होने पर तथा कहाँ 
वक्षत्र उदय होने पर वाक्संथम का निर्देश है । 

शिष्य जिज्ञासा क गैदम्तीन्‌ विहर' मन्त्र का विनियोग अध्वर्य 
के उत्थान में है ? अथवा अग्निविहरण में ? इसी प्रकार 'ब्रतं कणृत' मन्त्र का 
डिमिशोग वाग्विः कतकरण में ? आचार्य सूत्रकार ने गत 
अधिकरण का जति धात किया--- 


िहरुण है 


का 'लेटे हुए ल्ानः' अं नहीं समझना चाहिए। लेटे हुए अन्य भी कोई खा 
सकता है, वह लक्षण न होगा। भाष्यकार पतज्जलि ने 'तिष्ठन्मूत्रयति. 


राच्छन्‌ भक्षयत्ति उदाहरण हैं। तत्वान्वाख्यान (वास्तविकता का 
कथन ) में उदाहरण: दुर्बा' दिया है| यहाँ भी 'शयाना' पद 
का अर्थ पूर्वोक्त ही है सद्ध बात है कि दूब घास रात में बढ़ती 


है ॥ यह स्वाभाविक है । दिल में पशु आदि चरते रहते हैं, रात में ही उसे 
बढ़ने का अबसर मिलता हैं। 


अथ तुत्ीयाष्याये द्वितीय: पाद: ४०६ 


तथोत्थानविसज ने ७१०१ 


गत अधिकरण में 'अवध्नन्‌' --अवहनन अपने मुख्यार्थ को, अवहननकाल को 
लक्षित करता है; और 'ह॒विष्कृदेहि' मन्त्र का मुख्या्थ आह्वान में बिनियोग है; 
[तथा] उसी प्रकार [ उत्थानविसजंने ] उत्थान और वास्विसजेन अपने मुख्य अर्थ 
को छोड़ उत्थातकाल और वाग्विसर्जनकाल को लक्षित करते हैं; तथा अग्नी- 
दग्नीन्‌ विहर' मन्त्र का अपने मुख्य अर्थ अग्निविहरण में, तथा “ब्रतं करृणुत' मन्त्र 
का अपने मुख्य अर्थ ब्रतकरण में विनियोग है । 

इस प्रकार 'उत्तिष्ठन्‌' में तथा 'बाचं विसुजति' में उपयुक्त अर्थाभिव्यवित के 
लिए लक्षणावृत्ति का स्वीकार करना युक्त है। 

जिस प्रकार अध्वर्यु की उत्थान-क्रिया से अग्नि लाना और उसे दीप्त करना 
संकेतित हो जाता है, उसी प्रकार बाग्विसजन से ब्रतकरण द्योतित हो जाता है; 
उत्थान एवं वाश्विसर्जन में ही मन्त्र का विनियोग बताया जाता है, तो यह केवल 
अदुष्टार्थ रह जाता है। दृष्टार्थ की सम्भावना में अदृष्टार्थ की कल्पना को आचार्यों 
ने अमान्य बताया है। अत: 'अग्तीदग्नीन्‌ विहर' मन्त्र का अग्निविहरण में विनि- 
योग मानने से उसका अग्निविहरण दृष्ट प्रयोजन स्पष्ट है। इसी प्रकार *“ब्रतं 
कृणुत' मन्त्र का ब्रतकरण में विनियोग मानकर ब्रतकरण (दुग्धदोहन आदि ) दृष्ट 
प्रयोजन स्पष्ट है। अतः उत्थान और वाग्विसजैन को गौण मानकर अग्निविहरण 
और ब्रतकरण मुख्य अर्थ में मन्‍्त्रों का विनियोग मानना संगत है ॥१०॥ (इति 
अग्निविहरणादिप्रकाशकमस्त्राणां तत्रैव विनियोगाईघिकरणम्‌--४) । 


(सूक्तवाकस्य प्रस्तरप्रहरणाज्भताइधिक रणम्‌--५) 


दर्श-पूर्णमास में पाठ है--'सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति' सूक्तवाक-संज्ञक मस्त्र 
से प्रस्तर को अग्नि में छोड़ता हैं। दैत्तिरीय ब्राह्मण [ ३३५१० | में सूक्तवाक-संज्ञक 
मन पठित है। उसका प्रारम्भिक भाग है, “इदं द्यावापृथिवी भद्रमभूत्‌ । अध्मे 
सूक्तवाकम्‌ । उत नमो वाकम्‌” इत्यादि । अंतिम भाग है--'उभे च नो द्यावापुथिवी 
अंहस: स्याताम्‌ । इह गतिर्वामस्थेदं च । नमो देवेम्यः ।' यह ब्राह्मणपठित सन्दर्भ 
'सुक्तवाक' कहा जाता है । 'प्रस्तर' उस दर्म॑ मुष्टि का लाम है, जो वेदि में जुहुपात्र 
के नीचे बिछाई जाती है। पहले नंगी भूमि पर पूर्व की ओर घास का अग्रभाग कर 
बिछाया जाता है। उसके ऊपर घास के दो तिनके आड़े (उत्तर-दक्षिण ) रक्खे जाते 
हैं। उसके ऊपर जितनी जगह में जुहुपात्र रखना है, वहाँ पूर्व की ओर ही रुख करके 
दुब घास बिछायी जाती है। उसी का नाम 'प्रस्तर' है। होता सुक्तवाक मस्त्र 
का पाठ करता है, अध्वर्यु उस प्रस्तर को पूर्वाग्न (घास का अग्रभाग ) पूर्व की ओर 
रखते हुए आहवनीय अग्नि में छोड़ता है। इसी का नाम 'प्रस्तर-अहरण' है। यह 


ड्न्र मौमांसा-दर्शोन 


कार्य दर्श-पूर्ण मास के अन्त में किया जाता है। 

इस प्रसंग में शिष्य जिज्ञासा करता है--क्या सूक्‍्तवाक का विनियोग प्रस्तर- 
प्रहरण में है ? अथवा यह केवल काल को लक्षित करता है ? यदि विनियोग है, 
तो यूक्‍्तवाक पद अपने मुख्या्ं को कहेगा। यदि ऐसा नहीं, तो सूक्तवाक में 
लक्षणा करनी होगी। 'सुक्तवाकेन' इस तृतीयाल्त पद के निर्देश से यहाँ लक्षणा 
मानना युक्त होगा। आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-भावना को पूर्वपक्षरूप से सूत्रित 
किया-- 


सुक्तवाके च कालविधि:ः परारंत्यात्‌ ॥११४ 


[सुक्तवाके | 'सूक्‍्तवाकेन प्रस्तर प्रहरति' वाक्य में 'सूबतवाकेन” इस तृती- 
यान्‍्त निर्देश से [च] निश्चित [कालविधि:] यहाँ काल का विधान किया जाना 
मानना चाहिए, [ पराथ्थत्वात्‌ ] सूक्तवाक और प्रस्तर के परार्थ होने से । 

सुक्तवाक का पाठ देवता की स्तुति के लिए किया जाता है; उसका वही प्रयो- 
जन होने से वह पराथे है। वह प्रस्तर-प्रहरण के कथन में अशक्त होगा । इसलिए 
उसका अज्भ नहीं हो सकता। भ्रस्तर भी पराथथ है, क्योंकि वह जुह के धारण करने 
के लिए है, उसका वही प्रयोजन है। अत: वह सुक्तवाक का अज्जी नहीं बन 
सकता। जो दो कार्य परार्थ होते हैं, उनका परस्पर अजद्भाजिभाव आचार्यों ने 
स्वीकार नहीं किया | इसलिए सुक्तवाक में लक्षणा मानना य्रुक्‍्त होगा । सुक्तवाक 
पद,स्वार्थ को छोड़कर सुक्‍्तवाक-पाठ के काल को लक्षित करता है। फलतः जिस 
समय होता सुक्तवाक का पाठ करे, तब अध्वर्यु प्रस्तर का अन्नि में प्रक्षेप करे,-- 
इतना ही इस वाक्य का तात्पये है । सृकतवाक और प्रस्तर का परस्पर कोई सम्बन्ध 
नहीं ॥१ १॥॥ 

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


उपदेशो वा याज्याशब्दो हिं नाकस्सात्‌ ॥१२७ 


[वा] “वा पद पूर्वेपक्ष-निवृत्ति का द्योतक है । तात्पये है--''सुक्तवाकेन' यह्‌ 
तृतीयान्त निर्देश काल को लक्षित करता हो, ऐसी बात नहीं है। अत्युत [ उपदेश: ] 
'सुक्तवाकेन” पद में करणवाचक तृतीया विभवित का निर्देश--सूक्तवाक मन्‍्त्र 
प्रस्तरप्रहरण के प्रति अज्भ है, इस तथ्य का द्योतक है। तात्पय॑ है--सुक्तवाक 
अल्त्र का विनियोग अस्तरप्रहरण में है, [हि] क्योंकि [याज्याशब्दः | सुक्तवाक 
के लिए 'सुक्‍तवाक एव याज्या' वचन में याज्या शब्द का प्रयोग | अकस्मात्‌ | बिना 
कारण [न] नहीं है; प्रत्युत सूक्तवाक मन्त्र प्रस्तरप्रहरण का अज्भ है, इस बात 
का बोधक है । 

सुक्तवाकेन' पद में तृतीया विभक्ति-निर्देश सूक्तबाक-पाठ के काल को 


अँथ तृतीयाध्याये द्विततौय: पाद: ३०३ 


लक्षित न कर प्रस्तरप्रहरण में अ्भुता को बोधित करता है। तृतीया विभक्ति 
करण-साधन अथ् में होती है । प्रस्तरप्रहरण में साधन है सूक्‍्तवाक मंत्र 'सुक्तवाक 
मन्त्र से प्रस्तर का प्रहरण करे' । इस प्रकार भ्रस्तरप्रहरण के प्रति इसे सूक्‍तवाक- 
अन्त्र की विधि मानने पर, सूक्‍्तवाक के लिए याज्या शब्द का प्रयोग उपपन्न होता 
है। वहाँ लेख है--'सूक्तवाक एव याज्या, प्रस्तर आहुति:'--सुक्तवाक याज्या है, 
प्रस्तर आहुति है। तात्पर्य है--सूक्‍्तवाक मन्त्र को पढ़कर प्रस्तर-- दर्भमुष्टि का 
बाहवनीय अल में प्रक्षेप करे । इस प्रकार सुक्तवाक-सस्त्र और प्रस्तर-आहुति का 
परस्पर अज्भाज़ि भाव स्पष्ट है । 

यहाँ लक्षणावृत्ति से अथेबोधन की कल्पना अनावश्यक है; क्योंकि लक्षणा- 
वृत्ति का आश्रय वहीं लेता पड़ता है, जहाँ वाक्य का अभिधावृत्ति-बोघ्य बर्थ उप- 
पन्‍न न होता हो, और प्रसंग से उसका उपयुक्त सम्बन्ध न बनता हो। उक्त 
विवरण के अनुसार प्रस्तुत प्रसंग में ऐसा नहीं है, अत: यहाँ लक्षणा की कल्पना 
निराधार है॥१२॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--अभी बताया गया कि सूक्‍्तवाक मन्त्र देवता-संकी- 

. त्तेन के लिए होने से पराथ है, वह प्रस्तरप्रहरण में असमर्थ होगा; तथा प्रस्तर भी 

जुह-धारण के लिए होने से परा्थं है। इनका परस्पर अज्जाड़ि भाव-सम्बन्ध सम्भव 
नहीं। इस जिज्ञासा का आचार्य सृत्रकार ने समाधान किया-- 


स देवतायंस्तत्संयोगात्‌ ॥१३॥ 


[सः] वह सुक्तवाक मन्त्र [देवतायथ: |देवता के संकीत्तंन के लिए होता'हुआ 
देवता का संग्राहक है, [ तत्संयोगात्‌] साधनरूप में सूक्तवाक के समान देवता का 
भी याग के साथ नियत सम्बन्ध होने के कारण । 

सूक्‍्तवाक मन्त्र देवता के संकीत्तंन के साथ, अर्थात्‌ उसको भी साथ लेकर 
प्रस्तर-आहुति का बज्ध है। प्रस्तर हवि है, आहुति है, इसलिए यागरूप है। 
'सूक्यवाकेन' तृतीयानिदंश जैसे साधनरूप में सूक्तवाक मन्त्र को प्रस्तर-आहुति के 
अज्जुरूप में प्रस्तुत करता है, बसे ही देवता को प्रस्तुत करता है। देवता उससे 
बाहर नहीं रहता। जिस प्रकरण में सुक्तवाक मन्त्र से प्रस्तर-हवि-आहुति का 
विधान है, वहीं आगे यह भी उल्लेख है--'अग्निरिदं हविरजुषता वीवृधत” अग्नि- 
देवता ने इस प्रस्तर-हबि का प्रीति से सेवन किया और बढ़ा । इस प्रकार देवता- 
सम्बन्ध का उपक्रम कर उन कामनाओं का निर्देश है, जिनकी पूर्ति को यागानुष्ठान 
के फलरूप में देवता से चाहता है। इस अन्तिम' प्रस्तर-आहुति के अनन्तर यजमान 
को कामना को कल्याणकारी देव सम्पन्त करे--यदनेन हविषा आशास्ते तदस्य 
स्यात्‌'। इस प्रकार सृक्‍तवाक-वाक्य देवता-संकीत्तंन पर ही समाप्त स होकर 
यजमान-कामनाओं के सफलता-निर्देश पर यूरा होता है। इससे देबतासंकीत्तंन 


हैग्ड मीमांसा-दर्शन 


और यजमान की कामना-फलप्राप्ति में सम्बन्ध स्पष्ट होता है। यह सूक्तवाक के 
प्रस्तरप्रहरण में विनियोग को प्रमाणित करता हैं। इस मान्यता को स्वीकार 
करने पर “अग्निरिदं हृविरजुघत' वाक्य में 'इदं हवि:' पदों से समीप-पठित प्रस्तर- 
हवि का निर्देश मानना भी उपपन्न होता है ॥ १३॥। 

शिष्य जिज्ञासा करता है--देवतासंकीत्ते न-परा्थेता का समाधान तो किया 
गया, पर भ्रस्तर की जुहूधा रण-परार्थता के विषय में कुछ नहीं कहा गया, तब इसे 
प्रतिपत्तिरूप कर्म ही क्यों न समझा जाय ? आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया-- 


भ्रतिपत्तिरिति चेत्‌ स्विष्टकुद्दद्‌ उभयसंस्कार: स्यात्‌ ॥१४॥ 

प्रतिपत्ति:] प्रस्तरप्रहरण केवल प्रतिपत्तिरूप संस्कार है, [इति चेत्‌ | ऐसा 
यदि कहो, तो वह ठीक नहीं । क्योंकि वह [स्विष्ठक्ृद्वत्‌ ] स्विप्टकृत्‌ के समान 
[उभयसंस्कार: | अदृष्टार्थ और प्रतिपत्त्यर्थ दोनों प्रकार का संस्कार [ स्यात्‌ ] है। 

किसी श्रेष्ठ काय॑ में उपयुक्त वस्तु को उपयोग के अनन्तर अन्य उत्तम स्थान 
में वस्तु का रखता “प्रतिपत्ति” नामक संस्कार-कर्म कहा जाता है। जंसे किसी 
सम्मान्य व्यक्ति के सत्कार में पहनाई गई पृष्पम्ताला को उपयोग के अनन्तर कहीं 
इधर-उधर पाँव आदि में न फेंककर उचित स्थान में रख दिया जाता है, यह लोक- 
प्रसिद्ध 'प्रतिपत्ति! संस्कार-कर्म है । इसी प्रकार जो प्रस्तर-संज्ञक दर्भमृष्टि प्रधान 
कर्मानुष्ठान के अवसर पर जुहूपात्र के नीचे बिछाई गई, अब कर्म की समाप्ति पर 
उसका उपयोग हो चुका है। इसलिए अब' उसका विधिपूर्वक अस्त में प्रक्षेप 
'प्रतिपत्ति' नामक संस्कार समझना चाहिए। इसे अदृष्ठटार्थ पागांश मानना 
आवश्यक नहीं । 

सूत्रकार ने बताया---यह कथन अमान्य है। क्‍योंकि कभी एक ही कर्म उभ- 
यात्मक माना गया है। कर्म एक ही है--प्रस्तरप्रहरण। वह याग और प्रतिपत्ति 
उभयरूप संस्कार स्वीकार किया गया है। यागांज्ञ में उसका अदृष्ट प्रयोजन है, 
प्रस्तरप्रहरणरूप में प्रतिपत्ति प्रयोजन है । यह स्विष्टक्ृतू आहुति के समान है। 
याग के प्रयोजन से पुरोडाश ह॒विद्वव्य तैयार किया जाता है। प्रघान आहुतियों के 
अनन्तर जो पुरोडाझ्ष बच जाता है, उसमें विधिवाक्‍्य के अनुसार स्विष्टकृत्‌ देवता 
के लिए आहुति दी जाती है। यह यागरूप है, अदृष्टार्थ है। पुरोडाश का अग्नि में 
प्रक्षेप प्रतिपत्तिरूप है। यह कर्म याग की समाप्ति पर होता है। 

इसी प्रकार दर्श-पूर्णणास यंग की समाप्ति पर जुह॒पात्र के बिछौने दर्ममुष्टि- 
प्रस्तर का विधिवाक्यानुसार सुक्तताक मन्त्र से अग्ति में आहुृतिरूप प्रहरण 
(5 त्याग) यागरूप है, अदृष्टाथे है । याग की सम्पन्नता के लिए जुहू के बिछोने 
का उपयोग पूरा हो जाने पर उसका पवित्र अग्नि में प्रहरण प्रतिपत्तिरूप संस्कार 
सममना चाहिए। इस कर्म के उभयात्मक मात्तने में कोई बाधा नहीं है। उपयोग 


अथ तृतीयाध्याये द्वितीय: पाद: ड०प्र 


के अनन्तर विहित स्थानान्तर में द्रव्य का त्याग प्रतिपत्तिरूप संस्कार दृष्टप्रयो- 
जन है। 'पूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति” इस वचन-सामथ्यं से वह याग को सिद्ध 
करता है, यह अदृष्टार्थ है। फलत: सूक्तवाक मन्त्र का प्रस्तर-प्रहरण में विनियोग 
निश्चित होता है। इस अधिकरण के निर्णय के अनुसार शास्त्र में 'प्रस्तरप्रहरण- 
न्याय' व्यवहृत होता है । ( इति सूक्तवाकस्य प्रस्तरप्रहरणाड्भुताईघिकरणम्‌-- ५)। 

(सूक्तवाकानामर्थानुसारेण विनियोगाउधिकरणम्‌--६) 

दक्ष-पूर्ण मास-प्रसंग में पाठ है--'सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति' सूक्तवाक-संज्ञक 
मन्त्र से प्रस्तर को आहवनीय अग्नि में छोड़ता है ! शिष्य जिज्ञासा करता है-- क्या 
पूर्णणासी और अमावास्या दोनों में सम्पूर्ण सुक्तवाक का प्रयोग करना चाहिए ? 
अथवा उसमें से छांटकर प्रयोजनानुसार यथायौग्य प्रयोग करना चाहिए ? प्रतीत 
होता है, 'यूक्तवाकेन' इस वचन के अनुसार सम्पूर्ण मन्त्र का प्रयोग प्रत्येक पर्वयाग 
में करना चाहिए। आचार्य सूत्रकार ते शिष्य के सुझाव को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित 
किया-- 


कृत्स्नोपदेशादुभयत्र सर्ववचनम्‌ ॥१५७ 


[छल्स्नोपदेशात्‌ ] 'सूक्तवाकेन” पद द्वारा पूरे मन्त्र का कथन होने से 
[उभयत्र | पृणेमासी और अमावास्था दोनों पर्वों में [स्वंवचनम्‌ | सम्पूर्ण मन्त्र 
पढ़ना चाहिए । 

पूर्णणासी और अमावास्था दोनों पर्वो में सम्पूर्ण मन्त्र पढ़ता चाहिए, क्योंकि 
सूक्तवाक संज्ञा सस्पूर्ण मन्त्र की है। यदि उसमें से छाँटकर किसी अंश का प्रयोग 
करेंगे, तो वह सूक्ततवाक मन्त्र न रहेगा। यदि विभिन्‍्त कर्मसम्बन्धी पदों को 
छाँटकर अंशभूत पदों या वाक्‍्यों का कर्मानुष्ठान में प्रयोग करना चाहेंगे, तो 
'सूक्तवाकेन भ्रस्तरं प्रहरति' वाक्य बाधित होगा; एवं आंशिक पाठ से भ्रस्तर- 
प्रहरण सम्मव न होगा, क्योंकि सूक्‍्तवाक नाम सम्पूर्ण मन्त्र का है, उसके किसी 
एक अंश का नहीं। इसलिए दोनों पर्बों में सम्पूर्ण मन्त्र को पढ़ना युक्त प्रतीत 
होता है ॥१५॥ 

सूत्रकार ने उक्त पृर्वेपक्ष का समाघान किया-- 


यथार्थ वा शेषभूतसंस्कारात्‌ ॥१६॥ 


[वा] सूत्र में वा” पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिए है। किसी भी पर्व में 
सम्पूर्ण सृक्तवाक का पाठ नहीं करना चाहिए। [यथायंम्‌] अर्थ -- प्रयोजन के 
अनुसार पदों या वाक्‍्यों को छाँटकर जहाँ जितने का उपयोग है, उतना प्रयोग 
करना चाहिए। [शेषभूत्संस्कारात्‌ ] दर्श-पूर्णनास के अज्जु भूत देवता के संस्कारक 


४०६ मीमांसा-दशेन 


होने से । 

सूक्‍्तवाक मन्त्र में विभिन्‍न देवताओं के वाचक पद हैं। जो पोर्णमासी देवता 
के वाचक पद हैं, उनका प्रयोग पौ्ण मासी में करता चाहिए; अमावास्या में उनका 
प्रयोग नहीं करना चाहिए । इसी प्रकार जो अमावास्या के देवतावाचक पद हैं, 
उनका प्रयोग अमावास्या में करता चाहिए; पौणमासी में नहीं | याग के अज्भुभूत 
अर्थ को संस्कारयुक्त करते हुए मन्त्र याग के उपकारक होते हैं; अन्य किसी 
प्रकार से उपकारक नहीं होते । अतः जो पद जहाँ उपकारक है, वहीं उसका प्रयोग 
उपयुक्त है। फलत:न पौर्णमासी में सम्पूर्ण सृक्तवाक पढ़ना चाहिए, न अमावास्या 
में ॥ जो देवता पोर्णंमासी के अथवा अमावास्या के नहीं हैं, उनके लिए उस अंश 
का पाठ व्यर्थ होगा, जो उस पर्व के देवता नहीं हैं ।।१६॥ 

शिष्य पुन: आशंका करता है-- 


बचनादिति चेत्‌ ॥१७॥ 


[वचनात्‌ ] 'सुक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति” वचन से सम्पूर्ण सृक्तवाक का दोनों 
पर्वो में प्रयोग माना जाना चाहिए। 'सूृकतवाक' पद में किसी एक अंश की वाच्यता 
नहीं है ५ वह सम्पूर्ण मन्त्र का वाचक है। [इति चेत्‌ ] ऐसा यदि कहो, तो वह्‌ 
ठीक नहीं; सूत्रकार ने अग्निम सूज से समाधान किया-- 


प्रकरणाविभागाद्‌ उसे प्रति कृत्स्नशब्द: ॥१८॥ 


[प्रकरणाविभागात्‌ | पौर्णमासी और अमावास्या का प्रकरण एक होने से 
[उस्रे प्रति] दोनों--पौर्णमासी और अमावास्या--को मिलित रूप में लक्ष्य कर 
[छत्स्नशब्द: ] सूक्‍्तवाक यह कत्स्न शब्द है। तात्पयं है--दोनों पर्वों को मिला- 
कर सूक्तवाक की सम्पूर्णता समकनी चाहिए। 

पौर्णमासी और अमावास्या में देवतानिर्देश के अनुसार सुक्तवाक का उभयत्र 
आंशिक उपयोग होकर दोनों में वह सम्पूर्ण उपयुकत्त हो जाता है। इसी आघार 
पर उसकी सम्पूर्णता समझती चाहिए। सम्पूर्ण सन्दर्म की सुक्‍तवाक संज्ञा है, 
उसका प्रत्येक अवयव भी सूक्तवाक-संज्ञक है। देवदत्त का एक देहावयव देवदत्त 
ही रहता है। उच्चित उपयोग के अवसर पर यज्ञदत्त नहीं हो जाता । जो अंश जिस 
देवता के संस्कार व स्तवन के लिए उपयुक्त है, उसका वहाँ पाठ होगा, शेष का 
नहीं । 

हे छिष्य आशंका करता है--शास्त्रीय व्यवस्थानुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। 
क्योंकि वाक्‍्यांशों के विषय में यहाँ कोई ऐसा निर्देश नहीं है कि अमुक वाक्य से 
ऐसा कार्य होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए । इस प्रकार की इतिकत्तंव्यता 
का सम्बन्ध अध्मन कर्म से रहता है । कर्मानुष्ठात की पद्धति ही इतिकत्तंव्यत्ता है। 


अथ तृतीयाषध्याये ट्वितीय: पाद: हा] 


यहाँ कोई ऐसा निर्देश नहीं है कि अमुक वाक्यांश से अमुक कार्य करे । सामान्यरूप 
से पठित है कि सूक्‍्तवाक से भ्रस्तर-प्रहरण करता है। ऐसी स्थिति में इस वचन 
का आदर करते हुए पोर्ण मासी और अमावास्या-कर्मो के भिन्‍न होने पर भी दोनों 
कर्मों में समस्त सूक्‍्तवाक से प्रस्तर-प्रहरण कर्म होना चाहिए । पौर्ण मासी याग में 
प्रस्तर-प्रहरण करते हुए यदि अमावास्था-निदिष्ट देवता वहाँ नहीं हैं, तो उतने 
अंश में सूक्तवाक-प्रयोग निरषक न होगा । उसका प्रयोजन अदृष्टजनकता कल्पना 
कर लेना चाहिए। वह देवता संस्कार-गुणविशेष से अदृष्ट का जनक होगा। अतः 
पौर्णमासी-अमावास्या दोनों में सम्पूर्ण सृक्तवाक का प्रयोग मानना चाहिए। 
इससे 'सृक्तवाकेन पद अपने भुख्यार्थ को कहेगा। ऐसा न मानने पर 'सूक्तवाक' 
पद की 'सुक्तवाक वाक्यांश में लक्षणा करनी होगी, जो अभीष्ट नहीं । 

आचार्य ने समाधान किया --कदाचित्‌ आपने पूर्वोकत सूत्रायं को समझने की 
ओर उपयुक्‍त घ्यान नहीं दिया ॥ मन्त्र का कार्य मुख्य अर्थ का प्रकाशन करना है, 
गौण अर्थ का नहीं। सूक्‍्तवाक के विभिन्‍न खण्ड विभिन्‍न देवताओं के संस्कार के 
लिए हैं। पोर्णमासी अनुष्ठान का प्रसंग होने पर--जो देवता वहाँ पठित नहीं हैं, 
उनके संस्कारक वाक्यखण्ड वहाँ अनुपयोगी हैं, तो उनका उत्कष वहाँ न्याय्य है 
जहाँ उनका उपयोग है | तात्पयं है, जो वाक्यखण्ड जिन देवताओं के संस्कार के 
लिए निदिष्ठ हैं, उनका प्रयोग वहीं होना चाहिए जहाँ वे देवता पठित हैं। 
इससे वाक्य अपने मुख्य अर्थ के अनुरूप दुष्टार्थ का प्रयोजक होता है । किसी कर्म 
के दृष्ट प्रयोजन की उपस्थिति में वाक्य के मुख्यार्थ की उपेक्षा करके गुणविश्ेष 
के आधार पर उससे अदृष्ट प्रयोजन की कल्पना सवंथा अन्याय्य होगी । 

यह भी समभना चाहिए कि सम्पूर्ण सुृक्तवाक कोई एक वाक्य नहीं है; वह 
अनेक वाक्यों के रूप में पठित है। उनके बीच प्रधान देवता के वाचक विज्लेष पद 
हैं; जेसे---अग्नि, द्यावापृथथिवी, अग्नीषोम, प्रजापति, इन्द्राग्ति इत्यादि। उतके 
पहले-पीछे सामान्य पद हैं, जो अब देवताओं के विषय में साधारण हैं, जैसे--. 
“इदम्‌, हवि;, अजुषत, अवीवृधत' इत्यादि । ये सब पद 'सु'5-अनुकूल 'उक्त' वचन 
होने से 'सूक्तवाक' संज्ञा को भ्राप्त करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक देवता के विषय 
में पठित वाक्य अपने रूप में एक स्व॒तन्त्र इकाई है। उस लम्बे सन्दर्भ के प्रारम्म 
में ही एक देवताविषयक वाक्यखण्ड को लक्ष्य कर 'त्वं सृक्तवागसि' ऐसा कहा 
गया है, जो प्रत्येक देवता विषयक वाक्यखण्ड के साथ अनिदिष्ट समझना चाहिए। 
यह सम्पूर्ण पदसमुदाय न किसी एक अर्थ को कहता है, और न पूर्ण समुदाय के 
रूप में किसी अनुष्ठेय कार्य का साक्षात्‌ साधन है। इसलिए सम्पूर्ण सन्दर्भ को 
एक इकाई के रूप में 'सूक्तवाक' समझना अयुक्‍त है। 'सूक्तवाकेन' आदि एक- 
वचन का प्रयोग उतने ही वाक्यखण्ड के एकत्व को प्रकट करता है, जितने से 
प्रस्तर-प्रहरण किया जाता है। इसीलिए जहाँ अमावास्था से सम्बद्ध देवतावाची 


डेण्८ सीमांसा-दर्शन 


पद पौणणमासी में प्रयुक्त नहीं हैं, वहाँ सूबतबाक पद का प्रयोग किसी प्रमाण से 
बाधित नहीं होता । वह अपने रूप में पूर्ण सूक्तवाक है । फलत: पौर्णमासी और 
अमावास्या में देवता-निर्देश के अनुसार विभाग करके सूक्तवाक-सन्दर्भ का प्रयोग 
करना चाहिए। इस अधिकरण के निर्णय के अनुसार शास्त्र में 'सुक्तवाकन्याय 
व्यवहृत होता है ॥१५॥ (इति सूक्‍्तवाकानामर्थानुसारेण विनियोगाअविकर- 
जम:-+६) 

(काम्ययाज्यानुवाक्यानां काम्यमात्राज्ुताइईधिकरणम्‌--७) 


मैत्रायणी संहिता काण्ड ४ के प्रपाठक १०-१४ में कतिपय कास्येष्टियाँ पठित 
हैं। किसी विशिष्ट कामना की पूर्ति के लिए देवताविशेष को उद्देश्य कर जो 
कर्मानुष्ठान किया जाता है, काम्येष्टि (काम्या-इष्टि, कामना को लेकर कियागया 
यजन) है। इस प्रकरण का नाम 'काम्ययाज्यानुवाक्या काण्ड' है। वहाँ याज्या- 
अनुवाक्या-संज्ञक कतिपय ऋचाएँ पठित हैं--/इन्द्राग्गी रोचता दिव: [ऋ० 
३१२६], 'प्र र्षणिम्य:' [ऋ० ११०६६], “इन्द्ाग्गी नवति पुर: [ऋण० 
३॥१२।६ ], 'अ्रधद्‌ वृत्रम्‌' [ऋ०६।६।१ | इत्यादि । यह दो-दो ऋचाओं का युगल 
है। अनुवाक्या-संज्ञक ऋचाएँ इष्टि के पहले पढ़ी जाती हैं, याज्या-संज्ञक पढ्चात्‌ । 
«इन्द्राग्नी रोचना' ऋचा ऐन्द्राग्व इष्टि कर्म की अनुवाक्या है, और “प्र चर्षणिभ्य: 
याज्या है। ऐसे ही 'इन्द्राग्गी नवति' ऋचा ऐन्द्राम्म कर्म की अनुवाक्या, और 
“अ्रथद्‌ वृत्रम्‌' याज्या है। 

इनसे अतिरिक्त अन्य भी काम्य इष्टियाँ हैं---ऐन्द्राग्समे कादशकपालं निर्वपेद्‌ 
यस्य सजाता: वीयायु:' [ मैत्रा० २१११ ]|--इनद्र और अग्नि देवतावाले एकादश 
कपाल पुरोडाक्ष का निर्वाप करे, जिसकी सन्तात अल्पायु में मर जाते हों। ऐन्द्रा- 
ग्नमेकादशकपालं निर्वपेद्‌ अ्रातृत्यवान्‌' [मैं० सं० २११ |--इन्द्र और अग्नि 
देवतावाले एकादशकपाल पुरोडाश का निर्वाप करे, जिसके घत्र्‌ विद्यमान हों। 
“अग्नये वेश्वानराय द्वादशकपालं निर्वेपेद्‌ रुवकाम:'-काँति की कामनावाला व्यक्ति 
वैश्वावर अग्नि के लिए द्वादशकपाल पुरोडाझ का निर्वाप करे। 'अग्नये वेश्वा- 
नराय द्वादशकपालं निर्वेपेद्‌ सपल-(समान्त) -ममिप्नोक्ष्यन्‌' [मैं० सं० २।१२] 
-अन्रु से द्रोह करता हुआ व्यक्ति वैद्वानर अग्नि के लिए द्ादशकपाल पुरोडाश 
निर्वाप करे, इत्यादि। 

शिष्य जिज्ञासा करता है-इन याज्या-अनुवाक्या-संज्ञ़क ऋचाणओं के विषय में 
सन्देह है-क्या जितना भी इन्द्राग्वी देवतावाला कर्म है, वहाँ सर्वेत्र इस इन्द्राग्ती- 
वांले याज्या और अनुवाकया ऋचाओं के जोड़े का प्रयोग होना चाहिए ? अथवा 
इस इन्द्राग्नी देवतावाली कास्या इष्टि में ही प्रयोग होगा ? इसी प्रकार वैश्वा- 
नरीय याज्या-अनुवाक्या के विषय में भी सन्देह है---वया इसी बैदवानरीय इष्टि 


अथ तृतीयाध्याये द्वितीय: पादः ३०६ 


में इनका प्रयोग मान्य है ? अथवा जितना वैद्वानर अग्निवाला कर्म है, वहाँ 
सर्वत्र इनका उपयोग किया जायगा ? मन्त्रपठित देवतावाचक पदों के सामथ्येरूप 
लिज् से ज्ञात होता है कि इन याज्या-अनुवाक्या ऋतचाओं का प्रयोग उन समस्त 
कर्मों में माना जाना चाहिए, जो उस देवता के उद्देश्य से अनुष्ठेय हो । देवता- 
सामथ्य-लिज्भ से ऐन्द्राग्न, वैश्वान रीय, अग्तीषोमीय, जातवेदस आदि सभी कर्मों 
में इनका प्रयोग प्राप्त होता है। यद्यपि समाख्या संज्ञा तथा क्रम के आधार पर 
जहाँ ये पठित हैं, वहीं इनका प्रयोग होता चाहिए, सबंत्र नहीं; तथापि शास्त्रीय 
व्यवस्था के अनुसार क्रम और समाख्या की अपेक्षा बलवान्‌ होने से लिज्भ उनको 
बाधित कर सकता है। 

मीमांसा सूत्र [३।३१४ ] द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि थ्रुति, बिज्ध, 
वाक्य, प्रकरण, स्थान ("5 क्रम), समाख्या, इन निर्णायक साधनों में जब अनेक 
साधन किसी निर्णय के लिए एकसाथ उपस्थित होते हैं, तब पूर्व की अपेक्षा पर- 
साधन दुबल माना जाता है। पूर्वे-साधन पर-साधन को बाधित कर देता है। 
ऐसी स्थिति में लिज्ज, क्रम और समाख्या को बाधित कर याज्या-अनुवाक्या के 
ऐन्द्राग्न आदि सर्वत्र काम्य इष्टियों में प्रयोग का प्रयोजक होगा। आचार्य सूजकार 
ने जिज्ञासा का समाधान किया-_ « 


लिज्भधाक्रमसमाख्यानात्‌ काम्ययुक्‍्त समास्तानम्‌ ॥१६॥ 


[लिज्जुक्रमसमाख्यानात्‌ | लिझ्छु का सहयोग प्राप्त कर क्रम से और 
समाख्या+- नाम से [काम्ययुक्तम्‌] काम्या इष्टि से केवल सम्बद्ध है, [समा- 
म्नानम्‌] ऋचाओं का पाठ । 

उक्त याज्या-अनुवाबया ऋचाओं का सम्बन्ध केवल उसी काम्या इष्टि से 
अभिमत है, जिस स्थान (--क्रम) में और जिस नाम के काण्ड में वे पठित हैं। 
उनका प्रयोग सर्वत्र काम्य इष्टियों में वहीं होगा । कारण यह है कि काम्ययाज्या- 
नुवाक्या काण्ड में जो क्रम लिज़ का अर्थात्‌ तत्तत्‌ दँवत काम्य कर्म का है, वही 
क्रम इन याज्या और अनुवाक्या ऋचाओं का है। इसलिए यहाँ लिज्भू उनका 
बाधक न होकर सहयोगी रहेगा | इस कारण ये. याज्या-अनुवाक्या ऋषचाएँ उन्हीं 
काम्य इष्टियों के अज्भुभूत हैं, जहाँ पढित हैं। यहाँ समाझ्या बलवती है, क्योंकि 
उसके बिना इस ऋचाओं का याज्या होता या अनुवाक्या होना ही नहीं जाना 
जाता । तब अन्‍्यत्र पठित कर्मों की ये याज्या-अनुवाक्या होंगी, यह प्रश्न ही 
नहीं उठता । इसलिए यहाँ पठित कर्मों एवं ऋचाओं के क्रम (स्थान) की उपेक्षा 
नहीं की जा सकती । लिज्भ यहां प्रतियोगिता में नहीं आता। क्योंकि याज्या- 
अनुवाक्या यहाँ वही ऋतचचाएँ हैं, जिनमें बचनबोध्य देवता-सामर्थ्य विद्यमान है। 
वह स्थान (क्रम) का विरोध क्यों करेगा ? 


डै१० मीमांसा-दर्शन 


यह भी ध्यान देने की बात है कि इन ऋचाओं की समाख्या---संज्ञा -- याज्या- 
अनुवाक्या, काम्या इष्टियों की है! याज्या-अनुवाक्या होने को प्रकट करती है, सब 
कर्मों को नहीं। यदि इनके इस नाम का आदर नहीं किया जाता, तो इन ऋचाओं 
का याज्या-अनुवाक्यारूप में अस्तित्व ही रहता। तब इस काण्ड का 'कास्य- 
याज्यानुवाक्याकाण्ड' नाम भी अनादूत होगा, जो सर्वेधा अवाऊछनीय है । जब इस 
नाम्र को स्वीकार किया जाता है, तो तत्तत्‌ देवतावाले सभी कर्मों की ये ऋचाएँ 
याज्यानुवाक्या नहीं हो सकतीं । केबल उन्हीं काम्येष्टियों के ये अज्जञभूत हैं, जो 
इस काण्ड में पठित हैं १६।। (इति काम्ययाज्यानुवाक्यानां काम्यमात्राज़ुवाउ- 
घिकरणम्‌--७) । 

(आग्नीक्षायुपस्थाने प्राकृतानां मन्त्राणां विनियोगाउथि- 

क्रणम्‌--८) 

संहिता-[त० ३॥१॥६।१ तथा सूत्र मानव श्री" २३१ १]-बन्थों में 
ज्योतिष्टोम प्रसंग से इस ग्रकार का पाठ उपलब्ध होता है--आग्नेय्यो आग्नी- 
श्रमुपतिष्ठते, ऐन्द्रचा सद:, वैष्णव्या हृविर्धानम्‌!--अग्निदेवतावाली ऋचा का 
उच्चारण करते हुए आस्नोप्नसंज्यक अग्वि का उपस्थान करता है, अर्थात्‌ उसके 
समीप जाता है; इन्द्र देवतावाली ऋचा से सदस्थान और विष्णु देवतावाली ऋचा 
से हविर्धान-स्थान--का उपस्थान करता है । इस विषय में शिष्य जिज्ञासा करता 
है--क्या प्रस्तुत प्रकरण में पढित उक्त देववावाली ऋचाओं से तपस्थान करना 
चाहिए ? अथवा ऋण्बेद में आयत्र कहीं भी पठित उक्त देवतावाली ऋचाओं का 
उपस्थान में बिनियोग करता चाहिए ? प्रतीत होता है, ऋग्वेद भें कहीं भी पठित 
ऋचाओं का विनियोग यहाँ सम्भव है, क्योंकि उक्त वाक्‍्यों में साघारण रूप से 
यह कहा है कि “अग्नि देवतावाली ऋचा से यह कार्य करे।” प्रकरण-पठित ऋचा 
से ही करे, ऐसा विशेष अवधारण नहीं किया है। शिष्य के सुझाव को आचाये 
सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप से प्रस्तुत किया -- 

अधिकारे च मन्त्रविधिरतदास्येषु शिष्टत्वात्‌ ॥२०॥ 

[अधिकारे | ज्योतिष्टोम के अधिकार८-प्रकरण में पठित अथवा ज्योति- 
घ्टोम अतु के समीप में पठित [मन्‍्त्रविधि:] मन्‍्त्रों का त्रिधान उक्त कार्य के लिए 
जानता चाहिए । [अतदास्प्रेषु | ज्योतिष्टोम प्रकरण से अन्यत्र पठित मन्‍्त्रों में 
[च] भी उपस्थान-विधि जाननी चाहिए, [शिष्टत्वात्‌ ] उक्त वाक्‍्यों में सामान्य 
रूप से कथन होने के कारण । 

/आन्नेय्या, ऐन्द्रचा, वेष्णव्या' पद साधारण रूप में कहे गये हैं। ज्योतिष्टोम 
प्रकरण में तथा अन्यत्र पठित अग्नि आदि देवताओंवाली ऋचाओं से उक्त 


अथ तृतीयाध्याये द्वितीय: पादः ४११ 


उपस्थान-कार्य किया जाना सम्भव है । यहाँ ऐसा विशेष कथन नहीं है कि प्रकरण- 
पठित ऋचाओं से ही उपस्थान-कार्य किया जाय। साधारण कथन में प्रकरण- 
अप्रकरण-पठित किन्‍्हों भी ऋचाओं से काये किया जा सकता है । परन्तु प्रकरण- 
पठित ऋचाओं का प्रकरण में स्तोत्र-शस्त्र आदि अस्य कार्य भी निर्दिष्ट है। विहित 
कार्थ को सम्पत्त कर वे ऋचा अन्य कार्य के लिए निरपेक्ष हैं। कार्यान्‍्तर में प्रवृत्ति 
के लिए उनकी कोई उत्सुकता नहीं रहती । तब ऋग्वेद में कहीं भी अन्यत्र पठित 
अग्नि आदि देवताओंवाली ऋचाओं का विनियोग उपस्थान-काये में किये जाने के 
लिए कोई बाधा नहीं है । इसलिए यह आवद्यक नहीं कि ज्योतिष्टोम प्रकरण में 
पठित ऋचाओं से ही उपस्थान-कार्य सम्पादन किया जाय ॥२०॥॥ 
आचार्य सूतकार ने जिज्ञासा का समाधान प्रस्तुत किया-- 


तदाझुयों वा प्रकरणोपपत्तिभ्याम्‌ ॥२१॥ 


[वा] सूत्र में “वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिए है। तात्पयं है, ऋग्वेद के 
किसी भी स्थल से आग्नेयी आदि ऋचाओं का ग्रहण यहाँ नहीं करना चाहिए, 
प्रत्युत [ तदाख्य: | उस ज्योतिष्टोम में आख्यात -- पठित मन्‍्त्रों का ही ग्रहण करना 
चाहिए, क्योंकि [प्रकरणोपपत्तिभ्याम्‌] प्रकरण और उपपत्ति- युक्ति से ऐसा 
ही जाना जाता है । 

आग्नीध्र आदि के उपस्थान के लिए ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठित ऋचाओं 
का ही क्‍यों ग्रहण करता चाहिए; इसमें हेतु हैं--प्रकरण और उपपत्ति 

प्रकरण --उपस्थात-कार्ग ज्योतिष्टोम का अड्भ है। ज्योतिष्टोम-सम्बन्धी 
कोई अज्भुभूत कार्य उपस्थित होने पर उस कार्य के सम्पादन के लिए प्रकरण- 
पठित ऋचाएँ तत्काल उपस्थित होंगी। उनका प्रेरणक गुण सान्लिध्य +- सामीष्य 
है। यद्यपि अन्यत्र पठित ऋचाओं में अग्निदेवतारूप लिज्ल-प्रकरण से बलवान्‌ 
माना जाता है, वह प्रकरण को बाधित करेगा। तब अप्रकरण-पठित ऋचा ऋतु- 
कार्य उपस्थान के सम्पादत के लिए प्रवृत्त होंगी। परन्तु यह कथन युक्त नहीं है; 
क्योंकि लिज्ज से प्रकरण की बाधा वहीं सम्भव है, जहाँ प्रकरण लिज्भ का विरोध 
कर रहा हो | यहां विरोध का अवकाश ही नहीं; क्योंकि प्रकरणपठित ऋचाओं 
में जैसे अग्निदेवता लिज्ज है, बसे ही अप्रकरणपठित ऋचाओं में अग्ति आदि देवता 
लिज्ज हैं। यदि प्रकरण अन्य किसी देवतालिज्ज को प्रस्तुत करता, तो प्रकरण 
बाधित होता । दोनों जगह देवतालिज्भ समान होने से प्रकरण अनुगृहीत होता है, 
इससे और अधिक सबल बनता है। इस कारण ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठित 
ऋचा, ज्योतिष्टोम ऋतु के अद्भ भूत कार्य को सम्पादन करने के लिए सान्लिध्य के 
कारण तत्काल उपस्थित होंगी। किसी एक कार्य को सम्पन्न करने क्रे अनन्तर 
ऋचा कोई थक नहीं जातीं जो कार्यान्‍्तर की सम्पन्नता के लिए प्रवृत्त न हो 


ड१२ मीमांसा-दर्शन 


सके । इसलिए प्रकरणपठित ऋचाओं से ही उपस्थान-कार्य किया जाना युक्त 


है। 

उपपत्ति---इसका अर्थ युक्ति है। किसी कार्यविशेष के लिए विनियोज्य मन्त्र 
यदि प्रकरण में पंठित है, तो उसको ग्रहण करने में लाघव रहता है, अतिरिक्त 
आयास नहीं करना पष्ठता। यदि अप्रकरणपठित मन्त्र को प्रकरणगत कार्य में 
विनियोग के लिए वहाँ लाया जायगा, तो उसके विधान के लिए अलग वाक्य की 
कल्पना करनी होगी, जिसमें गौरव (गुरुतर कार्य करना) होता है ॥२१॥ 

इसी उपपत्ति को आचार सूत्रका र ने प्रस्तुत किया 


अनर्थकश्चोपदेश: स्याद्‌ असम्बन्धात्‌ फलवता न हि 
उपस्थानं फलवत्‌ ॥२२॥ 


[फलवता ] फलवाले ज्योतिष्टोम के साथ प्रकरण से अन्यत्र पठित मन्त्र का 
--[ असम्बन्धात्‌ ] सम्बन्ध न होने के कारण उस मन्त्र का [उपदेद्ा: | उपस्थान 
के लिए उपदेश--कथन [अनर्थेकः] अनर्थंक [च] भी अथवा ही [स्यात्‌] 
होगा। [हि] क्योंकि [ उपस्थानम्‌ ] उपस्थान--प्रधान कर्म ज्योतिष्टोग का-- 
अंगरभूत होने से [ फलवत्‌ | अपने स्वतन्त्र फूलवाला [न] नहीं होता। 

उपस्थान-कार्य ज्योतिष्टोम का अंगभूत है। उसके सम्पादन के लिए विधान 
है--आस्नेय्या आग्नीधभ्रमुपतिष्ठते'। आग्नेयी (अग्नि देवतावाली) ऋचा का 
उच्चारण करता हुआ आरनी ध्र अग्नि के समीप बैठता है; ऐन्द्री ऋचा का 
उच्चारण करता हुआ सदस्थात, तथा वैष्णवी ऋचा का उच्चारण करता हुआ 
हविर्धान-स्थान पर उपस्थित होता है। इस विधान के सान्निध्य में ही आग्नेयी 
आदि ऋचा पठित हैं। 'आस्नेस्या' आदि पद उन्हीं की ओर संकेत करते हैं । उप- 
स्थान-कर्म का अपना कोई स्वतन्‍्त्र फल नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि प्रकरण 
की उपेक्षा कर अन्यत्र कहीं से आग्नेयी आदि ऋचाओं का ग्रहण किया जाता है, 
तो यह उपस्थान-कार्ये ज्योतिष्टोम का अद्भु न रहकर अलग हो जाता है । तब 
यह कम निरथंक होगा । न इसका कहीं ऐसा विधान है कि अमुक आग्नेयी जादि 
मन्‍्त्रों से इसका सम्पादत किया जाय; और न इस उपस्थान-कर्म के फल का कहीं 
निर्देदा है। यह सर्वे था फलरहित रहेगा। ऐसे अद्यास्त्रीय निष्फल कर्म का अनुष्ठान 
कोई मन्‍्द भी न करेगा। इसके अतिरिक्त यह भी समभकना चाहिए कि यदि 
उपस्थान-मन्‍्त्र कहीं अन्यत्र से लिये जाते हैं, तो ज्योतिष्टोम प्रकरण में पढित 
“आग्नेय्या आग्नी ध्रभुषतिष्ठते” इत्यादि उपदेश अनर्थंक हो जायगा। इसलिए 
ज्योतिष्टीम के अन्तर्गत उपस्थान-कर्म में प्रकरणपठित आग्नेयी आदि ऋचाओं 
का ही विनियोग मान्य है ॥२२॥ 

एक काये में विनियुक्त ऋचाओं का कार्यान्तर में विनियोग नहीं होता 


अथ तृतीयाध्याये द्वितीय: पादः ४१३ 
चाहिए, यह कथन मी अमान्य है; सूत्रकार ने बताया-- 
सर्वेधां चोपदिष्टत्वात्‌ ॥२३॥ 
[च] क्योंकि [सर्वेषाम्‌ | सब मन्‍्त्रों का वाचस्तोम-संज्ञक कर्म में [उपदिष्ट- 
त्वात्‌ | उपदेश --विनियोग होने से । 
सोमयाग में रात्रि का चतुर्थ प्रहर प्रारम्भ-होने पर आश्विन ढास्त्र पढ़ा जाता 
है। पढ़ते-पढ़ते यदि सूर्योदय न हो, तो उस अवान्तर-काल में ऋक्‌, यजुः, साम 
का कहीं से भी पाठ किया जाता है, जब तक सूर्योदय न हो । इसका तात्पयं है, 
उस काल में ऋत्विक्‌ आदि मानुषवाणी का प्रयोग न करें। अव्वमेध प्रकरण में 
पारिप्लव-आख्यान ऐसा ही कमं है, जिसमें अपेक्षित सब मन्‍्त्रों के विनियोग 
का विधान है । जिन मन्त्रों का इन प्रसंगों में प्रयोग अथवा विनियोग किया 
जाता है, उनमें से अनेक मन्‍्त्रों का विनियोग कर्मान्तरों में किया गया होता है। 
इसलिए यह कहना न्‍्याय्य नहीं है कि एक मन्त्र का विनियोग एक ही कम में 
होता है। फलतः ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठित आग्नेय आदि मन्‍्त्रों का स्वोत्र- 
शस्त्र में विनियोग होने पर उपस्थान-कर्म में विनियोग होने के लिए भी कोई 
बाघा नहीं है ॥ २३॥ (इति आग्नीप्राद्युपस्थाने प्राकृतानां मन्त्राणां विनियोगा- 
अधिकरणमू--5८) । 


(भक्षमन्त्राणां यथालिज् ग्रहणादी विनियोगाइधिक रणम्‌--&) 


सोमयाग के अन्तगंत ज्योतिष्टोम प्रसंग में सोम-हवि के भक्षण का सस्त्र 
पठित है--“भक्षे हि मा5विश दोध्ोयुत्वाय ' " “ “उपहूतो भक्षयासि ।” यह.लम्बा 
मन्त्र है, तैत्तिरीय संहिता के तीसरे काण्ड के दूसरे प्रपाठक का पाँचब्वां पूरा 
अनुवाक है। यहाँ केवल कांतपय प्रारम्भिक और अन्तिम पदों का निर्देश किया 
है । आहवनीय अग्नि में सोमरस की आहुति के अनन्तर शेष सोम का---संदो- 
मण्डप में बैठकर याज्िक--भक्षण (पान) करते हैं । प्रस्तुत अनुवाक में इसी 
प्रसंग के मन्त्र हैं। इसी आघार पर अनुवाक नाम “भक्षानुवाक' है ॥ 

सोमभक्षण-अवसर के चार व्यापार होते हैं--ग्रहण, अवेक्षण, पान 
(>-भक्षण), पाचन (5>“जारण) | चमस में सोमर॒स को मरकर हाथ में लेना 
या पकड़ना ग्रहण' है । उसे अच्छी तरह देखना “अवेक्षण' है कि इसमें कोई तृण 
या सक्षिका आदि कीट तो नहीं है? अतन्तर तीसरा मुख्य व्यापार पान 
(भक्षण) है। अन्तिम चौथा व्यापार उसका पाचन व जारण है। शक्ति के 
अनुसार जितना पचाया जा सके अथवा सहन किया जा सके, उतता ही लिया 
जाय । 

इस विषय में शिष्य जिज्ञासा करता है--यहाँ यह सन्देह है, क्या इस समस्त 


डशड भीमांसा-दर्शन 


अनुवाक का केवल सोमभक्षण में विनियोग है ? अथवा अर्थानुसार विभिन्‍न अंशों 
का अलग-अलग विभिन्‍न व्यापारों में बिनियोग है? प्रतीत होता है, समस्त 
अनुवाक का विनियोग केवल सोमभक्षण में होना चाहिए; क्योंकि अनुवाक का 
प्रारम्भ 'भक्षे' क्रियापद से होता है, और अन्त में भी 'भक्षयामि' क्रियापद है। इस 
मान्यता में अनुवाक के उपक्रम और उपसंहार का सामडजरय अनुगृहीत होता 
है। तब व्यापारों में सोमभल्लण-व्यापार के मुख्य होने से भी समस्त अनुवाक का 
विनियोग उसी में मानना उपयुक्त है | कषेष व्यापार तो उसके अनुषंगी-मात्र हैं, 
केबल पिछलग्गू । शिष्य के सुझाव को आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष-रूप में सूत्रित 
किया-- 


लिद्धासमास्यानाभ्यां भक्षार्थत्ताइनुवाकस्य ॥२४॥। 


[लिजुसमाख्याताम्याम्‌ | 'भक्षे' एवं 'भक्षयामि' लिंग से तथा भक्षानुवाक 
नाम से [अनुवाकस्य | प्रस्तुत अनुवाक का | भक्षार्थता] भक्षण-प्रयोजन के लिए 
होना ज्ञात होता है। 

सम्पूर्ण अनुवाक का सोमहवि के भ्क्षण में वितियोग होता चाहिए, यह 
तथ्य अनुवाक में पठित “भक्षे, भक्षयामि' आदि स्पष्ट कथन से सिद्ध होता है । 
इसी आधार पर आचार्यों ने अनुवाक का नाम “भक्षानुबाक' निर्धारित किया है । 
तब सम्पूर्ण अनुवाक का विनियोग सोमह॒वि-भक्षण के लिए होने में कोई बाघा 
दिखाई नहीं देती । अनुवाक में अन्य पद भी भक्षण को ही सहयोग देनेवाले हैं। 

यह कहना भी य्रुक्त न होगा कि अनुवाक के कुछ अंश--ग्रहण, अवेक्षण, 
पाचन के---निर्देशक होने से, उनका विनियोग ग्रहण आदि में होना चाहिए, 
क्योंकि “भक्षानुवाक' यह संज्ञा सम्पूर्ण अनुवाक की है, किसी अंश-विशेष की नहीं। 
इसलिए अनुवाक के किसी भाग का विनियोग सोमहविभक्षण को छोड़कर अन्यत्र 
“ग्रहर्ण आदि में नहीं हो सकता ॥२४॥ 

आचार्य सूतकार ने शिष्य-जिज्ञासा का समाधान किया-- 


तस्य रूपोपवेशाभ्यासपकर्षो:थंस्थ चोदितत्वात्‌ ॥२५॥ 


[तस्थ] उस भक्षानुवाक कां [अपकर्ष: |अपकर्ष -- पार्थक्य होता है । तात्पये 
है--अनुवाक का विभाग करके उपयुक्त अंश का विनियोग 'ग्रहण' आदि में होता 
है; कारण है--[ रूपोपदेशाम्याम्‌ ] ग्रहण आदि अर्थों के रूप -- प्रकाशनसामध्य 
तथा उपदेश --उत घाकयों द्वारा विद्येष अर्थ का कथन [अर्थस्य] ग्रहण आदि 
अर्थ के [ चोदितत्वात्‌ ] उन वाक्‍्यों द्वारा विधान किए जाने से । 

सम्पूर्ण अनुवाक का विनियोग केवल 'सोमह॒विभक्षण' में है, ऐसा कथन युक्त 
नहीं; क्योंकि उसके विभिन्‍न अंश, भक्षण के विभिन्‍न व्यापारों को अभिव्यक्त 


अथ तृत्तीयाध्याये द्वितीय: पादः ४१५ 


करते हैं। 

'एहि' से लेकर “सध्याराम्‌” तक का भाग वाक्यार्थ के प्रकाशन-सामथ्ये से 
ग्रहण का वाक्य है | सोम के ग्रहण-व्यापार में इसका विनियोग है। वाक्य का अर्थ 
है-- 

हे निवास के हेतु सोम ! तू निवास के लिए हमें प्राप्त हो। हे पुरुवसो 
अत्यधिक धवादि से य्रुक्त वास करानेहारे सोम, तु मेरे हृदय का प्रिय है। अड्वि- 
देवों के बाहुओं से तुझे ग्रहण करता हूँ । 

यह वाक्‍्यार्थ उस तथ्य के लिए लिज्ल है, हेतु है कि इस वाक्य का विनियोग 
कहाँ होना चाहिए। यदि वाक्यार्थ की उपेक्षा करके उसका विनियोग अन्यत्र 
किया जाता हैं, तो अभिधावृत्ति को छोड़कर लक्षणावृत्ति का आश्रय लेना होगा, 
जो अवाज्छतीय है। इसके अतिरिक्त वाक्य की दुष्टार्थता को छोड़कर अदृष्ट- 
प्रयोजन की कल्पना करनी होगी, जो अन्याय्य है । वाक्यार्थ के अनुसार--सोम- 
पूर्ण चमस को हाथों से ग्रहण करना --वाक्योच्चारण का दुष्ट प्रयोजन होगा। 
यदि उसका विनियोग ग्रहणव्यापार में त कर, भक्षण-(पान )-व्यापार में किया 
जाता है, तो उसके किसी अदृष्ट प्रयोजन की कल्पना करनी होगी, जो ज्ञास्त्रीय 
मान्यता के अनुकूल नहीं है। 

इसी प्रकार 'नृचक्षसम्‌' से लेकर 'अवख्येषम्‌' तक का भाग सोम के अब- 
लोकन में वितियुक्त है, क्योंकि वह वाक्य अपने अभिधावृत्तिब्रोध्य 'सोमदर्शन' 
अथे को अभिव्यक्त करता है। अन्यथा लाक्षणिक अर्थ कल्पना करना होगा, जो 
पूर्बोत्त प्रकार से अन्याय्य है। इस वाक्य का अर्थ है-- 

है देव सोम ! मनुष्यों को देखनेहारे तुपभको, उत्तम आँखोंवाला अच्छा 
देखनेवाला मैं देखता हूं । ग्रहण के विवरण के समान सब स्थिति को यहाँ भी 
समभना चाहिए। 

ऐसे ही 'हिन्व मे गात्रा' से लेकर 'नाभिमतिगा:' पर्यन्त सन्दर्भ का विनियोग 
सोमहवि के पाचन में है। क्योंकि यह सन्दर्म अपने रूप--अर्थात्‌ अभिधावृत्ति- 


१. अनुवाक का प्रारस्भिक अपेक्षित भाग इस प्रकार है--- 
भक्षे हि सा5विज्ञ दीघययुत्वाय शन्तमुत्वाय रायस्पोषाय वर्चसे 
सुप्रजास्त्वाय 
शहि वसो पुरोवसो प्रियो मे ह॒दोधस्पश्विनोस्त्वा ब्राहुभ्यां सध्यासम्‌ । 
नचक्षसं त्वा देव सोम सुचक्षा अवस्येषम्‌ । 
हिल्व से गात्रा हरिवोगणान्‌ मे मरा चितीतृषः। द्षियों से सप्त्षोन्‌ 
उपतिष्ठस्व मा भेजवाड' नाभिमतिगा: । 
मन्द्रालिमूत्ति: केतुयंज्ञानां वागूजुषाणा सोमस्य तुप्यतु ॥ 


४१६ मौमांसा-दर्शन 


बोध्य अथे के प्रकाशन-सामध्यें से सोमहविपाचन.- में विनियुक्त है। यदि ऐसा न 
माना जाय और सन्दर्भ का विनियोग सोमहविभक्षण (पान ) में कहा जाय, तो 
अवाज्छनीय एवं अश्ञास्त्रीय लक्षणावृत्ति का आश्रय लेना होगा,. तथा सोमपाचन- 
रूप दृष्टार्थ का पंरित्याम कर अन्याय्य अदृष्ट प्रयोजन की कल्पना करनी होगी । 
इसलिए सम्पूर्ण अनुवाक का केवल सोमह॒वि-भक्षण में विनियोग मानना युक्त नहीं 
है। 

यद्यपि भक्षण के मुख्य होने से सम्पूर्ण अनुवाक का नाम 'अक्षानुवाक' है, पर 
ग्रहण, अवलोकन, पाचन भी अपने रूप में स्वतन्त्र कम हैं, किसी के विशेषण था 
पिछलग्गू नहीं हैं। ये उन पृथक्‌ वाक्‍्यों से कहे जाते हैं, जो ग्रहण, अवलोकन, 
पाचन अर्थों को प्रकाशित करने की क्षमता रखते हैं। यही उन सन्दर्भों का रूप 
है। भले ही ग्रहण आदि भक्षण के अज्छ हों, पर अद्भुभूत कर्म भी अपने रूप में 
अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है। यदि ऐसा न माना जाय, और इन सन्दर्भों का 
भी भक्षण में विनियोग मानकर सस्पुर्ण अनुवाक को मक्षण में विनियुक्त कहा 
जाय, तो ग्रहण आदि के अदृष्ट प्रयोजन की अशास्त्रीय कल्पत्ता करनी होगी, जो 
इस कथन कौ अभान्यता में उपपत्ति है, युक्ति है । इस प्रकार रूप और उपपत्ति 
के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि सम्पूर्ण अनुवाक का केवल सोमहवि के 
भक्षण-व्यापार में विनियोग न होकर ग्रहण, अवलोकन, भक्षण, पाचन आदि सभी 
क्रियाओं में पृथक्‌-पृथक्‌ उन वाक्‍्यों का विनियोग है, जो ग्रहण आदि अ्थ को 
अभिव्यक्त करने में समर्थ हैं ॥२५॥ (इत्ति भक्षणमन्त्राणां यथालिज् ग्रहणादौ 
विनियोगाउघिकरणम्‌--६) । 


(मन्द्राभिभूतिरित्यादेभक्षयामीत्यन्तस्यैकशस्त्रताउधि- 

करणम्‌-१०) 

गत अधिकरण में भक्षानुवाक के प्रारस्मिक भाग में पढठित वाक्यों के सम्बन्ध 
का विशेष विवेचन किया गया। शिष्य जिज्ञासा करता है--क्या उसके आगे 
“मन्द्राभिभूति: केतुयैज्ञानां वागुजुषाणा सोमस्य तृप्यतु' से लेकर अन्तिम वाक्य 
“वसुमद्गणस्य सोमदेवते मतिबिद: प्रातःसवनस्य गासत्रच्छल्दसोउ्निष्दुत इन्द्र- 
पीतस्य सधुमत उपहुतस्योपहृतों भक्षयामि! पर्यन्‍्त एक ही मन्त्र है? अथवा 
“मन्द्राभिभूत्ि:' से 'तृप्यतु” पर्यन्त पृथक्‌ और 'वसुमद्गणस्य' से 'भक्षयामि' तक 
पृथक्‌ मन्त्र हैं? अतीत होता है, ये दो मन्त्र हैं, क्योंकि गत सूत्र के निर्देशानुसार 
इनके अर्थ भिन्‍न-मिन्‍न हैं। प्रथम वाक्य का तृप्ति-अर्थ भिन्‍त है; अच्तिम वाक्य 
का भक्षण-अर्थ भिन्‍न | तृप्ति और भक्षण एक नहीं होते । तृप्ति भक्षण का परि- 
णाम है, स्वयं भक्षण नहीं। इसलिए ये वाक्य भिन्‍न मस्त्र माने जाने चाहिएँ। 
आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया--- 


अथ तुतीयाध्यापे द्वित्तीय: पा: ३४१७ 


गुणाशिधानान्सन्‍्द्रादिरेकसन्त्र: स्थात्‌ तयोरेकार्यसंयोगात्‌ ॥२ ध्ला 


[गुणाभिषानात्‌ ] गुण के कथन होने से [ मन्द्रादिः] 'मन्द्र' से लेकर “भक्ष- 
यामि' पर्यन्त [ एकमन्‍्त्र: ] एक मन्त्र [स्थात्‌ ] है। [ तयो: | उन दोनों का [एकार्थ- 
संयोगात्‌ ] एक अर्थ के साथ सम्बन्ध होने से । 

तृप्ति भक्षण का परिणाम है, इसलिए भक्षण का गुण है। भक्षण मुख्य हैं। 
तृप्ति और भक्षण दोनों का भक्षणरूप मुख्य अर्थ के साथ सम्बन्ध होने से इस 
सम्पूर्ण मन्त्र का भक्षण-व्यापार में विनियोग है। तृप्ति, मक्षण-सम्बन्धी कोई 
व्यापार नहीं है, प्रत्युत उसका परिणाम होने से अंगभूत हुआ उसी में अच्तहित 
है। फलत: यह 'मन्द्र' से लेकर 'भक्षयामि' पर्यन्त सम्पूर्ण मन्त्र एक है, और उसका 
सोमह॒वि के भक्षण-व्यापार में विनियोग है ॥॥२७॥ (इति मन्द्राभिभूतिरित्यादे- 
भेक्षयामीत्यन्तस्थैकशस्त्रताईघिकरणम्‌-- १० ) । 


(इन्द्रपीतस्येत्या दिमन्त्राणां सर्वेषु भक्षेप्हेन विनियोगाउधि- 

करणम्‌--११) 

शत अधिकरण में भक्षानुवाक-विषयक एक निर्णय किया गया। इसी ज्योति- 
ध्टोम प्रसंग में इन्द्र देवता के लिए तथा इन्द्र से भित्त मित्रावरण आदि देवताओं 
के लिए सोम की आहुतियों का कथन है। उनके शेष सोमरस के भक्षण का भी 
निर्देश है। शिष्य जिज्ञासा करता है--क्या भक्षानुवाक मन्त्र का विनियोग केवल 
इन्द्राहुति के शेष सोमभक्षण में ही है ? अथवा इन्द्र से भिन्‍न देवताओं को दी गई 
आहुतियों से बचे सोमरस के भक्षण में मी है? अनुवाक-मन्त्र में “इन्द्रपीतस्था 
लिंग के विद्यमान होने से केवल ऐन्द्र सोमाहुति प्ले बचे सोम के भक्षण में ही मन्त्र 
का विनियोग होना चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है। आचाय॑ सूत्रकार ने शिष्य के 
सुझाव को पूर्वेपक्षरूप से सूत्रित किया -- 


लिज्भविशेषनिर्देशात्‌ समानविधानेष्वनैन्द्राणाम- 
मन्त्रत्वम्‌ ॥२७॥ 


[समानविधानेषु ] समान विधानवाले सोमाहति-शेषों के भक्षण में [ लिज़ु- 
विश्ेषनिर्देशात्‌ | 'इन्द्रपीतस्‍्य--इन्द्र द्वारा पिये गए--ऐसा विशेष लिज्णु -+ 
कथन का निर्देश होने से [अनैन्द्राणाम्‌ | इन्द्र से भिन्‍न देवतावाले हविशेषों का 
[अमन्त्रत्वम्‌ ] मन्त्ररहित भक्षण होता है, ऐसा समभना चाहिए। 

इन्द्र से भिन्‍न देवतावाली हृवियों का भक्षण अन्‍्त्रोच्चारण न करते हुए ही 
करना चाहिए, क्‍योंकि इन हवियों का विधान समान रूप से एक प्रकरण में 
हुआ है। उनमें 'इन्द्रपीतस्य” यह मन्त्र इन्द्र से मिन्‍न देवता द्वारा पिये गये सोम- 
हवि को नहीं कह सकता । इसलिए उन ह॒वियों का भक्षण मन्त्ररहित होगा। इन्द्र 


2 भीमांसा-दर्शन 


के लिए दी गई सोमाहुति के बचे सोम के भक्षण में ही मन्त्र का विनियोग है। 
हृवियों का एक प्रकरण में विधान होने से ऊह सम्मव नहीं, जो मन्त्र में “इन्द्र” के 
स्थान पर अन्य देवता का नाम पढ़ा जा सके। ऊह का क्षेत्र वस्तुत: विक्ृतियाग 
होते हैं । ज्योतिष्टोम प्रकृतियाग है। इसलिए इन्द्र से भिन्‍तर देवतावाली हंवियों 
में भक्षण मन्त्ररहिंत होता है ॥२७॥ 

आचाये सूत्रकार जिज्ञासा का समाधान करता है-- 

यथादेवतं वा तत्प्रकृतित्व॑ हि दर्शमति ॥२८॥ 

[वा] 'वा' पद पुर्वपक्ष की निवृत्ति के लिए है। तात्पयं है--इन्द्र से भिन्न 
देवतावाली ह॒वियों का सक्षण मन्त्ररहित होता है, यह कथन अयुक्त है। [यथा- 
देवतम्‌ ] देवता के अनुकूल ऊह करके समन्‍्त्रक भक्षण होता है। [हि] क्योंकि 
[तत्पकृतित्वम्‌] उस इन्द्र देवतावाली हृवि का भ्रकृतिरूप होना [दर्शयति 
शास्त्रीय विधान बतलाता है । 

सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र में 'वा' पद द्वारा--बूर्वोक्त पक्ष से भिन्‍न पक्ष का 
निर्देश कर--पपूर्वपक्ष का निराकरण किया है। प्रथम यह कहा गया है कि ऊह का 
क्षेत्र विकृतियाग हैं; क्योंकि ज्योतिष्टोम प्रकृतियाग हैं, इसलिए यहाँ ऊह का 
अवसर न होने के कारण ऐन्द्र हबि के भक्षण में ही “इन्द्रपीतस्थ” मन्त्र का विनि- 
गोग होगा; अनैन्द्र हवि के अक्षण में नहीं। अत: अनैन्द्र हविभक्षण अमस्त्रक 
होगा। इसके विपरीत प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने ज्योतिष्टोम प्रकृतियाग के अवसर 
पर ऊह के लिए मागं प्रशस्त किया है। सूत्रकार का संकेत है--शास्त्रीय विधान 
के अनुसार ज्योतिष्टोम के उक्त अवसर पर ऊह की उद्भावना करना न्याय्य है। 
वह इस प्रकार है--- 

सोगयाग में देवताओं के निभित्त सोमह॒वि प्रदान करने के लिए दस 'चमस'- 
संज्ञक पात्र होते हैं । इनको 'ग्रह' नाम से भी कहा जाता है। आहवनीय अम्ि में 
सौमह॒वि प्रदान करने के लिए द्रोणकलश से इनमें सोम ग्रहण किया जाता है। 
यही इनके 'प्रह” नामकरण का कारण है । 'चमस' पद से “चमचा' अर्थ सममना 
ठीक नहीं । यह चौकोर आकार का विशेष नाप का यज्ञिय पात्र है। इनकी दस 
संख्या याज्ञिक और यजमान की संख्या पर आधारित है | उनके स्वर के माधार 
पर उनके विद्िष्ट नाम हैं | ये पात्र मूठ-सहित गूलर-काष्ठ के बनाये होते हैं। 
उदबगाता, ब्रह्मा, होता और यजमान के चार पात्र 'धुव अमस' कहाते हैं। शास्त्र 
में “उद्गाता' जादि चार को “मध्यतःकारी' नाम से कहा जाता है। छ्षेष याशिक 
मैत्रावरुण, ब्राह्मणाच्छंसी, पोता, नेष्टा, अच्छावाक और बाग्नीध्र नामक 
ऋत्विजों के छह चमस 'होत्रक' अथवा 'होतृचमस' कहे जाते हैं। प्रथम चार 
चमसों के 'ध्रुववमस' नाम का कारण ज्योतिष्टोम में किसी भी अवसर पर 


अथ तृतीयाष्याये द्वितीय: पादः ४१६ 


सोमह॒वि-प्रदान के लिए इन्हें न छोड़ा जाना है। प्रात: सवन, माध्यन्दिन सवन, 
तृतीय (>सायं ) सबत के प्रारम्भ में इन्हीं चार चमसों द्वारा सर्वप्रथम ह॒वि 
प्रदान किये जाने के कारण इनका 'सवनमुखीय' नाम भी कहा जाता है, जबकि 
प्रात:ःसवन में अच्छावाक चमस का उपयोग नहीं किया जाता । शेष सबनों में 
दसों घ्रमस उपयोग में आते हैं । 

श्रुवसंज्षक चमसों द्वारा सोमहृवि-प्रदान निर्धारित रूप से इन्द्रदेवता के लिए 
होता है। अन्य होत्रक चमसों द्वारा किये जानेवाले होम में प्रथम होम का देवता 
इन्द्र रहता है । आगे द्वितीय होम में मैत्रावरुण आदि देवता रहते हैं| इन्द्र सभी 
का समान देवता है। 

सोमभक्षण-व्यवस्था--होत्‌-चमसों द्वारा एक बार इन्द्र के लिए होम करने 
पर, उनमें सोम के शेष भाग का भनक्षण किये बिना ही पुनः द्रोणकलश से सोम 
अरकर मित्रावरुण आदि देवताओं के लिए होम किया जाता है। उसका हुतशेष 
भक्षण किये जाने की व्यवस्था है। यह ऊह के आधार पर व्यवस्थित है । सोम- 
याग की सात संस्था (--भाग) हैं--ज्योतिष्टोम, उक्थ्य, घोडशी, अतिरात्र, 
अत्यग्निष्टोम, वाजपेय, आप्तोर्याम। ज्ञास्त्रीय विधान के अनुसार अतितात्र में 
घोडशी का ग्रहण किया जाता है--अतिरात्रे षोडशिनं गृह्लाति' । षोडशी में 
भक्षमन्त्र गायत्री छन्द का विनियुक्त होता है, अतिरात्र में अनुष्ट्पू छन्‍्द का। 
घोडशी का अतिरात्र में ग्रहण होने पर ऊह द्वारा गायत्री के स्थान पर अनुष्टुप्‌ 
का प्रयोग किया जाता है । यहाँ इन्द्र देवता के भ्रुवच्ठमसों को प्रकृतियाग मानकर 
शेष होत्रक चमसों को उनका विक्वृति माना गया है। इस प्रकार इन चमसों में 
प्रकृतिविकारभाव माने जाने पर जैसे ऊह द्वारा छन्द में परिवर्तन हुआ, ऐसे ही 
“इन्द्रपीतस्थ' में --विकारभूत होतृचमसों के शेष सोमह॒विभक्षण में “इन्द्र' पद के 
स्थान पर ऊह द्वारा 'मित्रावरुण' का उच्चारण किया जायगा। सोमयाग-प्रसंग में 
इस प्रकार ऊह का मार्ग खुल जाने पर भक्षण यथादेवत होगा, तथा सम्पूर्ण भक्षण 
समन्‍्त्रक होगा ॥२८५॥ (इति इन्द्रपीतस्येत्यादिमन्त्राणां सर्वेषु भक्षणेष्‌हेन विनि- 
योगाइघिकरणम्‌ू--११) । 


(अभ्युन्नीतसोमभक्षणे इन्द्रस्याप्युपलक्षणाइधिकरणम्‌--१२) 

शिष्य जिज्ञासा करता है--गत अधिकरण में कहा गया है, होतृचमसों द्वारा 
प्रथम एक बार इन्द्र के लिए होम करने पर, उनमें--शेष सोम का भक्षण किए 
बिना ही--पुनः द्रोणकलश से सोम भरकर मित्रावरुण आदि देवताओं के लिए 
होम किया जाता है। तदनन्तर चमसों में बचे सोम का भरक्षण होता है। यहाँ 
यह सन्देह है--क्या प्रथम उपस्थित देवता इन्द्र का और मित्रावरुण आदि सब 
का--ऊह के आधार पर--भक्षमस्त्र में निर्देश होता चाहिए ? अथवा इन्द्र को 


४३० मीमांसा-दर्शन 


छोड़कर शेष मित्रावरण आदि सबका ? तात्पयरें है--इन्द्रपीतस्थ' में ऊह “इन्द्र- 
मित्रावरुणपीतस्य' होना चाहिए ? अथवा केवल “मित्रावरणपीतस्य ?ै आचार्य 
सूत्रकार ने समाधान किया-- 

पुनरभ्युन्नीतेषु सर्वेधामुपलक्षण ह्विशेषत्वात्‌ ॥२६॥ 

[ पुनः अभ्युस्नीतेषु | चमसों से इन्द्र के लिए प्रथम होम करके उन्हीं हुतशेष- 
सहित चमसपात्रों में पुन: गृहीत सोम से होम करने पर ज्षेष सोम के भक्षण में 
[सर्वेधाम्‌] इन्द्रसहिंत सभी देवताओं का [उपलक्षणम्‌] उपलक्षण--निर्देश 
करना चाहिए, [ह्िशेषस्वात्‌ ] बचे हुए सोम में दोनों बार का शेष होने से । 

तीनों सबनों में होम प्रारम्भ होने पर होता “वषट्‌' कहकर निर्देश देता है-- 
मध्यतःका रियीं (होता, ब्रह्मा, उद्‌गाता, यजमान ) के अध्वर्यू लोगो ! सबनमुखीय 
चमसों से इन्द्र देवता के लिए सोम हृवि का प्रदान करो । 'अनुवषट्‌' कहकर होता 
निर्देश करता है-- होत्रक चमसोंवाले अध्वर्यु लोगो ! एक बार इन्द्र देवता के लिए 
होम करके द्रोणकलश से पुनः चमसों में सोम भरकर लौदो; मित्रावरुण आदि 
देवताओं का यजन करो | 

अनुवषट्कार में विभिन्‍न देवताओं का यजन किया जाता है--मित्रावरुण का 
अमित्रं वयं हवामहे' [ऋ० १।२३।४] मन्त्र से; ब्ाह्मणारछंसी इन्द्र का 'इन्द्रं त्वा 
वृषमं वयम्‌' [ऋ० ३॥४०।१] मन्त्र से; पोता-मछ्तों का “मरु्तो यस्य हि क्षये! 
[ऋ० १८६१] मन्त्र से; नेष्टा-त्वष्टा और पत्नियों का “बग्ने पत्नीरिहावह' 
[आइव० श्रौ० १।५।१८] मन्त्र से; आसनीप्र अग्नि का 'उक्षान्नाय वज्ञान्ताय' 
[ऋ० ८।४३।११ | मन्त्र से । 

उक्त चमसों से होम करने में प्रथम इन्द्र देवता के लिए सोमहृ॒वि का प्रदान 
किया जाता है । पुनः उन्हीं चमसपात्रों में सोम ग्रहण करके मित्रावरुण आदि का 
सजन किया जाता है। इन विकृृतियाग के छह चमसपात्रों में जो शेष भाग है, 
वह इन्द्र का और मित्रावरुण आदि सब देवताओं का है। इसलिए भक्षमस्त्र में 
“इन्द्रपीतस्य' के स्थान पर 'इन्द्रमित्रावरुणपीतस्य' ऐसा ऊह करना चाहिए॥२६॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--इन्द्र देवता का हुतशेष, उसी पात्र में सित्रावरुण 
आदि के लिए भरे गए सोम से बाधित हो जाता है; तब 'इन्द्रपीतस्य” मन्त्र में 
केवल 'मित्रावरुणपीतस्य' ऊह करना चाहिए। आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा 
को पूव॑पक्षरूप में सूत्रित किया--- 


अपनयाहा पूर्वस्थानुपलक्षणम्‌ ७३०७ 


[वा ] वा! पद पूर्वोक्त के निवारण के लिए है। तात्पयं है--शैष सोममनक्षण 
में दो देवताओं का ऊह नहीं करना चाहिए। [पूर्वस्य अपनयात्‌ ] प्रथम हुत इन्द्र 


अथ तृतीयाध्याये द्वितीय: पाद: ४२१ 


देवता के हुतशेष के बाधित हो जाने से, दो देवतावाले सोमभक्षण में [अनुप- 
लक्षणम्‌ ] प्रथम हुत देवता का कथन नहीं करना चाहिए। 

प्रारम्भ में सर्वप्रथम इन्द्र देवता के लिए सोमहवि-द्व्य का प्रदान किया 
जाता है । हुतशेष का भनक्षण आदि कुछ भी अन्य प्रयोग न करके उसी पात्र में 
मित्रावरुण देवता के निम्ित्त सोम भरकर आहववनीय अस्तिमें आहुति दी 
जाती है। अनत्तर विकृतियाग की शोष पाँचों आहुतियाँ देकर हुतशेष सोम 
का भक्षण किया जाता है। प्रथम उपस्थित इन्द्र देवता का हुतशेष अपनीत-- 
दूरापेत--दूर हटा हुआ हो जाता है। इस प्रकार बाधित होकर उसके भक्षण का 
अवसर निकल जाता है। यह ऐसी ही स्थिति है, जैसे गुरु ने शेष अच्न को चैत्र 
के लिए भक्षणार्थे दिया । चैत्र ने अपने शेष अन्न को मैत्र के लिए दे दिया। मैत्र 
यही निर्देश करता है कि मैं चैत्र के दोष अन्न को खा रहा हूँ । गुरु के झोष अन्न 
को खा रहा हूँ, ऐसा नहीं कहता । इसलिए प्रथम उपस्थित देवता इन्द्र को भक्षण- 
मन्त्र (-- इन्द्रपीतस्य ) में-ऊह के आधार घर-निदिष्ट नहीं करना चाहिए।॥।३०॥ 

उक्त जिज्ञासा का सूत्रकार ने समाधात किया-- 


अग्रहणाद्‌ वाइनपायः स्थात्‌ ॥३१॥ 


[वा]/वा' पद पूर्वोक्त के निवारण के लिए है। तात्पय है--प्रथम उपस्थित 
देवता इन्द्र के हुतरोष का अपनप बाघ हो जाता है, यह गुक्त नहीं है । [अग्रह- 
णात्‌ ] इन्द्र देवता के हुतशेष का--मित्रावरण आदि देवता के लिए आदिष्ट सोम 
में --ग्हण न होने से [अपनाय: स्यात्‌ ] इन्द्र-निमित्त हुतशेष का अपाय--निरा- 
करण नहीं होता । 

जिस चमसपात्र में इन्द्र देवता का हतशेष सोम है, उसी पात्र में होता की 
घोषणा के अनुसार मित्रावरण आदि देवता के लिए द्रोणकलझ से सोम भरा 
जाता हैं। होता की घोषणा यह होती है कि--होत्रक चमसों द्वारा देवता के लिए 
सोमहवि-आह॒ति देनेवाले अध्वर्यू लोगो ! मित्रावरुण आद्वि देवता के लिए द्रोण- 
कलश से सोम भरकर लौट आओ, आहवनीय अग्नि में हवि प्रदान करो । इस 
घोषणा में सह नहीं कहा गया (कि इन्द्र देवता का हुतझोष मित्रावरुण देवता के 
लिए आहवनीय में प्रदान करो । होता की घोषणा के अनुसार मित्रावरुण आदि 
देवता के लिए सोमह॒वि वही है, जो द्रोगकलश से भरकर लाया गया है । इन्द्र 
का हुतशेष घोषणा में गृहीत नहीं है। वह होता की घोषणा से अछूता रहता है; 
मित्रावरुण आदि देवता के लिए आहुत नहीं होता | तब उसको अपनीत--बाधित 
कहना अयुवत है । घोषणा में इन्द्र देवता और उसके हुतशेष का कोई उल्लेख न 
होने से वह्‌ अपनी स्थिति में अबाध बना रहता है। उसका भक्षण किया जाता है। 


श्र मीमांसा-दर्शन 


फलत: भक्षणमन्त्र में इन्द्रहहित सब देवताओं का निर्देश होना चाहिए ॥३ १॥ 
(इति अभ्युन्नीतसोमभक्षणे इच्द्रश्याप्पुपक्क्षणाईघिकरणम्‌-- १२) । 

(पालीवतशक्षणे इन्द्रादीनामनुपलक्षण/इधिकरणम्‌-- १३) 

तैत्तिरीय संहिता [ ६५।८।१] में इस प्रकार का पाठ है--'यदुपांशुपाबरेणा- 
$5प्रयणात्‌ पालीवतं गृह्दाति' जो उपांशु पात्र के द्वारा आग्रयण पात्र से पात्तीवत 
ग्रह में सोम लेता है। इससे पूर्व ऐन्द्रवायव, मेज्रावरुष, आदिवन नामवाले दो-दो 
देवताओं के निमित्त सोम की आहुति देकर शेष सोम बूंद-बूंद आदित्य-स्थाली में 
टपकाया जाता है। तृतीय सवन में वह सोम आग्रयण पात्र में ले लिया जाता है। 
आग्रयण-स्थाली में रक्खे सोम को अन्य एक पा में उलठकर उसे पुनः चार 
धाराओं से आग्रयण-स्थाली में लिया जाता है।४ 

इस आग्रयण-स्थाली से उपांशुग्रह द्वारा पात्नीवत ग्रह में सोम लिया जाता 
है। पाल्ीवत ग्रह के होम करने पर उसके हुतशेष सोम का भक्षण करने के विषय 
में शिष्य ने सन्देह प्रकट किया--क्या सोमभक्षण के समय पात्नीवत देवता के 
साथ इन्द्र-वायु आदि देवताओं के जोड़े का निर्देश भक्षणमस्त्र में करना चाहिए ? 
अथवा तहीं करना चाहिए ? शिष्य ते सुकाव दिया--गत अधिकरण के निर्णय के 
अनुक़ार तो इन्द्र-वायु आदि देवताओं का निर्देश करना चाहिए, क्योंकि पात्नीवत 
के हुतशेष में उन देवताओं का हुतशेष भी सम्मिलित है। शि ष्य-सुकाव को पूर्व- 
पक्षरूप से आचाय॑ सूत्रकार ने सूजित किया-- 


पात्नीवते तु पूर्वंबत्‌ ॥३२७ 


[पाल्नीवते | प्ात्नीवत देवताविषयक भक्षणमन्त्र में [ठु]भी [ पु्वेबत्‌ | 
पहले अधिकरण के निर्णय के समान इन्द्रवायु आदि देवताओं का निर्देश करना 
चाहिए । 

गत अधिकरण में मित्रावरुण आदि देवताओं के हुतशेष के साथ इन्द्र देवता 
का हुतशेष सम्मिलित होने से मक्षणमन्‍्त्र में मित्रावरुण आदि के साथ इन्द्र के 
निर्देश का निर्णय जैसे किया गया है, उसी प्रकार पात्नीवत देवता के ह॒तशोष में 
इन्द्र-वायु आदि देवताओं के हुतशेष सोम का अंश सम्मिलित रहता है; इसलिए 
यहाँ भी पात्नीवत देवता के हतशेष-भक्षण-मन्त्र में पात्नीवत के साथ इन्द्र-वायु 
आदि देवताओं का निर्देश होता चाहिए ॥३२॥ 

आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया -- 


ग्रहणाद्‌ वाउपनीतः स्यात्‌ ॥३३॥ 
[वा ]'वा' पद पूर्वपक्ष के निवारण के लिए है। तात्पर्य है--यात्नीवृत देवता 


अथ तृतीयाध्याये द्वितीय: पादः डरे 


के हुतशेष-भक्षण-मन्त्र में इन्द्रवायु आदि द्विदेवत्य का निर्देश करना युक्त नहीं है। 
[ग्रहणात्‌ | आम्रयण-पात्र से पात्नीवत सोम का ग्रहण होने के कारण, द्विदेवत्य 
आदि होष [अपनीत'] दूरापेत--दूर हटा हुआ [स्यात्‌ ] हो जाता है। 

गत अधिकरण में जो निर्णय किया गया, उसके साथ पात्नीवत देवता के हुत- 
शोष का साम्य नहीं; वैषग्य है । वहाँ इन्द्र देवता के लिए जिस चमस से सोमहवि 
आहुत किया गया है, उसमें बचे सोम का--अन्य किसी प्रकार का भी प्रयोग न 
करके सीधे उसी चमस में द्रोणकलश से मित्रावरुण आदि देवता के लिए सोम 
ग्रहण किया जाता है | इसके विपरीत पात्नीवत देवता को सोमहवि प्रदान करने 
के लिए सोम का ग्रहण आग्रयण-यात्र में संगृहीत सोम से किया जाता है। आग्रयण- 
पात्र में सोम का संग्रह जिस प्रक्रिया से होता हैं, उसके अनुसार इन्द्र-वायु आदि 
ब्विदेवत्य हुतझेष सोम आग्रयण-पात्र में पहुँचने तक अपने अस्तित्व को समाप्तप्राय 
कर बैठता है। आप्रयणपात्र से उपांशु ग्रह द्वारा पात्नीवत देवता के लिए सोमग्रहण 
करने के अवसर पर इन्द्र-वायु आदि का द्विदेवत्य हुतशेष इतनो दूर जा पड़ता है 
कि पात्नीवत हुतशेष के भक्ष णमन्त्र में द्विदेवत्य के नामनिर्देश की उपेक्षा करना 
ही युक्त है। आग्रयणपात्र में सोमसंग्रह की प्रक्रिया ३१वें सूत्र के भाष्य में प्रकट कर 
दी गई है। 

इस प्रकार इन्द्र और मित्रावरुण के हुतझषष पात्र एक ही होने से मित्रावरुण के 
हुतशेष-भक्षमस्त्र में मित्रावरुण आदि के साथ इन्द्र का ऊहू किया जाना युक्त है। 
पालीवत में यह स्थिति नहीं है। यहां सोम का संग्रहपात्र और आहुतिपात्र दोनों 
भिन्‍न हो गए हैं। यहां सोम के आधार पात्र आग्रयण तक द्विदेवत्य हतशेष पहुँचते- 
पहुँचते दम तोड़ बेठता है। तब भक्षणमन्त्र में उसका निर्देश न होना युक्त ही 
है ॥३३॥ (इति पात्नीवतभक्षणे इन्द्रादीनामनुपलक्षणाउधिकरणम्‌ --१ ३ )। 

(पात्नीवतशेषभक्षे त्वष्दु रनुपलक्षणीयताउधिक रणम्‌-- १४) 

पत्नीवान्‌ देवता-सम्बन्धी सोम-आहुति के प्रसंग से तैत्तिरीय संहिता[ ६।४- 
२७] में मन्त्र है --'अम्ता ३३ पत्नीवा३: सजूददेवेन त्वष्ट्रा सोम॑ पिब” हे पत्नीवान्‌ 
अग्ने ! त्वष्टा देव के साथ तुम प्रीतिपूवंक सोम का पान करो । इस विषय में सन्दि- 
हान शिष्य जिज्ञासा करता है, क्या पात्नीवत सोम के शेष का भक्षण करते हुए 
मक्षमन्त्र में त्वष्टा का निर्देश करना चाहिए ? अथवा नहीं करना चाहिए ? मन्त्र 
में साथ पीने का उल्लेख होने से प्रतीत होता है, भक्षमन्त्र में त्वष्टा का निर्देश 
होना चाहिए। शिष्य-सुझाव को आचार्य सूत्रकार ने पृर्वेपक्ष-रूप से सूत्रित 
किया-- 

त्वष्टारं तृपलक्षयेत्‌ पानात्‌ ॥३४॥ 


[पानात्‌] आहृति-मन्त्र में त्वष्टा के सोमपान का निर्देश होने के कारण 


है 2 मीमांसा-दर्शन 


[त्वष्टारम्‌ | त्वष्टा को [तु] तो [उपलक्षयेत्‌ ] भक्षमन्त्र में उपलक्षित-- 
सम्मिलित करना चाहिए । 

“सजूर्दवेन त्वष्ट्रा सोम॑ पिंब' इस होम-मन्त्र का उच्चा रण करते हुए पात्नीवत 
सोम त्वष्टा के साथ पत्नीवान्‌ अग्तिदेवता के लिए आहवतीय आम में प्रदान 
(आहुत ) किया जाता है। यह अग्नि के लिए ओर उसके साथी त्वष्टा देवता, दोनों 
के लिए सहदान होता है। जैसे लोकव्यवहार में कहा जाता है--'बज्ञदत्त के साथ 
देवदत्त को सौ रुपए दे दो' ऐसा कहने पर दोनों को ही वह धन दिया जाता है। 
इससे स्पष्ट होता है वह पात्नीवत सोम त्वष्टा देवतावाला भी है, अतः भक्षमन्त्र 
में त्वष्टा देवता का निर्देश करना चाहिए । गत अधिकरण में वणित इन्द्र के समान 
त्वष्टा भी सोमपान करता है, तब भक्षमन्त्र में उसका निर्देश क्यों न दो ? ॥३४॥ 

आचाये सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाघान किया-- 

अतुल्यत्वात्तु नेव॑ं स्थात्‌ ॥३५॥ 

[ठु] त्वष्टा के तो [अतुल्यत्वात्‌ |पत्नीवान्‌ अग्नि के तुल्य न होने के कारण 
[एवम्‌ ] इस प्रकार भक्षमन्त्र में निर्देश [न स्यात्‌ ] नहीं होना चाहिए। 

भाष्यकार शबरस्वामी ने यहाँ पातञ्जल व्याकरण महाभाष्य का एक वाक्य" 
उद्धृत कर बलपूंक यह कहा है कि हम शब्द-प्रमाण को माननेवाले हैं; शब्द जो 
कुछ बताता*है, वही हमारे लिए मान्य है। छब्द-प्रमाणरूप में यहाँ विधिवाक्य 
है -'पात्नीवतं गृक्त्ताति' पात्वीवद सोम का ग्रहण करता है। इसमें त्वष्टा का 
कोई संकेत नहीं है। अन्य भी कोई ऐसा विधिवाक्‍्य नहीं है, जिससे यह्‌ सोम या 
इसका भाग त्वष्टा के लिए जाना जा सके । 

होममस्त्र में जो “त्वष्ट्रा सोम॑ पिब' पद हैं, उनसे यह निर्णयात्मक रूप में सिद्ध 
नहीं होता कि अग्नि के सोमपान में त्वष्टा सहयोगी है। 'त्वष्ट्रा' पद में तृतीया 
विभक्तित अप्रधान अर्थ में है। यद्यपि 'सह' पद का योग यहाँ नहीं है, फिर भी यदि 
सह का अर्थ अभिप्रेत हो, तो भी अप्रधान (गौण) अर्थ में तृतीया हो जाती है । 
पाणिनि ने स्वयं 'पुमान्‌ स्विया' [ अष्टा० १॥२।६७ | प्रयोग कर उक्त भावना को 
अभिव्यक्त किया है। 'पुत्रेण सह आगतः पिता; शिष्येण सह गत: आचार्य: पुत्र 
के साथ पिता आया ; शिष्य के साथ आचार्य गया ; यहाँ आना-जाना किया के साथ 
मुख्य सम्बन्ध पिता व आचार्य का है; पुत्र-शिष्य गौण हैं। पर यह ध्यान देने की 
बात है, गौण पुत्र व शिष्य को पिताव आचाय॑ की आना-जाना क्रिया का पूर्ण 
अनुष्ठान करना होता है। वे क्रिया में पूर्ण सहयोगी रहते हैं । यदि पुत्र-शिष्य 

१. शब्दप्रमाणका वयम्‌; यच्छब्द आह तदस्माक॑ प्रमाणम्‌” महाभाष्य, अ० १, 

पा० २,आहिक १४ 


अथ तृतीयाध्याये द्वितीय: पाद: ड२५ 


पिता-आचार्य की क्रिया में सहयोगी न रहें, तो उक्त प्रयोग हो नहीं सकते | इसी 
के अनुसार गौग होने पर भी त्वष्टा सोमपान में अग्नि का सहयोगी होता है, तो 
भले ही रहे, पर वह सोमपान मुख्यरूप में पत्नीवान्‌ अग्नि का है; क्योंकि विधि- 
वाक्य के अनुसार सोम का ग्रहण उसी के लिए हुआ है। उस दशा में होमम्त्र के 
पदों का अर्थ होगा--जो तू त्वष्टा के साथ विद्यमान है, सो तू सोम का पान कर'। 

गम्भीरता से विचारने पर जाना जाता है, यह नितान्त आवश्यक नहीं कि 
प्रधान की क्रिया में अप्रधान सहयोगी हो । सहयोगी न होने पर भी ऐसे प्रयोग 
प्रामाणिक माने जाते हैं, जैंसे--'सहैव दश्िः पुत्रर्भारं वहति गर्देभी । यहाँ 
आवश्यक रूप से यह अभिप्रेत नहीं है कि गर्दभी के दसों पुत्र भारबहन-क्रिया में 
सहयोगी हैं। अनेक पुत्र भारवहन में अल्पवय व रुग्ण होने आदि से असमर्थ हो 
सकते हैं। ऐसे प्रसंगों में दस पुत्रों की विद्यमानतामात्र विवक्षित है। इसी प्रकार 
अस्तुत प्रसंग में त्वष्टा की केवल विद्यमानता अभिहित होती है; सोमपान-फ्रिया 
में वह सहयोगी नहीं। तब भक्षमन्त्र में उसके नाम के ऊह का कोई भ्रदन नहीं 
उठता ॥३५॥ (इति पात्नीवतवेषमक्षे त्वष्टुरनुपलक्षणीयताईधिकरणम्‌-- १४)। 


(पालीवतशेषभक्षे त्रिशतोउनुपलक्षणाइधिक रणम्‌- १५) 
पूर्वोक्त पात्नीवत कर्म में याज्या-मन्‍्त्र पठित है-- 


ेभिरण्ने सरथ याहयर्बाड, नानारथं वा विभवों छादवा:। 
पत्नोवतस्त्रिशतं त्रींएअ देवाननुष्वधसा वह सादयस्व ॥ 
जाऋ० ३।६६॥ 


हे अग्ने ! इन आगे जानेवाले तेतीस देवों के साथ समान रथवाले -- एक 
रुथवाले -- एक रथ में बैठकर समीप आओ । अथवा क्योंकि तुम्हारे अश्व विविध 
रूपों को ग्रहण करने में समर्थ हैं, इसलिए तानारथों पर बैठकर आओ 

दविष्य जिज्ञासा करता है--इस विषय में सन्देह है--क्या भक्षमन्त्र में तेतीस 
देवों का निर्देश करना चाहिए ?अथवा नहीं करना चाहिए ? याज्या-मन्त्र के अनु- 
सार तो यही प्रतीत होता है कि तेतीस देवों का निर्देक्ष करना चाहिए, क्योंकि मन्त्र 
में तेतीस देवों को सोम देने का उल्लेख है। जग्नीत्‌ ऋत्विजू अग्नि को मानो इस 
प्रकार आदरपूर्वक प्रेरित करता है--है अग्ने ! समीप आओ, तेतीस देवों के साथ 
एक रथ पर बैठकर अथवा नाना रथों से आओ; तुम्हारे अरब विविध रूपों को 
ग्रहण करने में समर्थ हैं। इस अनुष्वध--सोम को पत्नीवत्‌ तेतीस देवों के लिए 
प्राप्त कराओ । यहाँ अग्नीत्‌ तेतीस देवों की तुष्ति के लिए इच्छा करता है, ऐसा 
ज्ञात होता है । सस्त्र में प्रधानरूप से जिसका उल्लेख है, उसके लिए सोम है। 
मद्यपि विधिवाक्य में पत्नीवान्‌ अग्निदेवता कहा गया है, पर वहाँ अन्य देवता का 


४२६ मीमांसा-दर्शन 


निषेध भी नहीं किया गया । इससे निर्बाघरूप में मन्त्रवर्ण से प्राप्त तेतीस देवता 
विधिवाक्थ में समझने चाहिएँ। 


द्विशच्च पराथंत्वात्‌ ॥३६॥ 


[त्रिश्त्‌ | तीस [च] और तीन अर्थात्‌ तेतीस देवता--गत अधिकरण में 
वर्णित त्वष्टा के समान--पात्नीवत सोम में सम्मिलित नहीं होते, [ पराथंत्वात्‌ ] 
मन्त्र में उनके उल्लेख का स्तुति आदि बन्य प्रयोजन होते से । 

'ऐभिरम्ने' मन्त्र में त तो अग्निदेवता किसी को बुलानेवाला कहा है, और न 
सोम परोसनेवाला | तेतीस देवताओं के थजन से यहाँ कोई प्रयोजन सिद्ध होता 
हो, ऐसा भी नहीं कहा गया है । अग्निदेवता को इन कार्यों के लिए सत्कारपूर्वक 
प्रेरित किया गया हो, ऐसा भी यहाँ नहीं है। मन्त्र में केवल अग्निदेवता को 
सम्बोधन किया गया है; यजन के लिए उसी का आवाहन है। तेतीस देवों को 
प्रकाशित करता हुआ सूर्य आग्नेय तत्त्व का केन्द्र है। यह सम्मिलित देवों की 
स्तुतिमात्र है। सोम-हवि की आहुति सूखे में नहीं दी जाती; पत्नीवान्‌ अग्नि में 
दी जाती है, जो वेदि में आहवनीय रूप से अवस्थित है। विधिवाक्य “पात्नीवतं 
गृह्नमाति' में उसी के लिए सोमह॒वि के ग्रहण किए जाने का विधान है। जिसके 
लिए विधान है, वही प्रधान देवता है। उस्री का सोम है। इसलिए हुतक्षेष सोम के 
भक्षमन्त्र में अन्य तेतीस आदि देवों के निर्देश का प्रश्न नहीं उठता । 

वस्तुत: यह साधारण वैज्ञातिक तथ्य है कि आहवनीय अस्ति में द्रव्याहुति 
प्रदान करने पर अन्य सब देव स्वतः तृथ्त व ह्षित होते रहते हैं; और उसके प्रति- 
दान रूप में प्राणी के कल्याण के लिए जीवनी शक्तियों की अनवरत वर्षा करते 
रहते हैं। इसी आधार पर वह अग्नि पत्नीवान्‌ है, सबका रक्षक है, जीवन-रक्षा 
में अनुपम सहयोग प्रदान करता है। इन्हीं वैदिक भावनाओं को हृदयंगम कर 
गीता में कहा है--- 

सहयज्ञाः भ्रजाः सुष्द्वा पुरोवाच प्रजापति: । 
अनेन प्रसविष्यष्वमेष वो5स्त्विष्ट कामधुक्‌ ॥ 
देवान्‌ भावयताशध्लेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्पर भावयन्तः  श्रेयः परमवाप्स्थथ ॥ 
इष्टान्‌ भोगान्‌ हि जो देवा दास्यन्ते यक्षभाविताः 
तं्वेत्तानप्रदायन्यो यो मुंक्ते स्तेन एवं सः ॥ 

प्रजापति परमात्मा ते सर्गरचनाकाल में यज्ञसहित प्रजाओं की सृष्टि कर 
कहा--इसके सहयोग से अपनी जीवनी शक्तियों को बढ़ाओ, यह तुम्हारी अभि- 
लषित कामनाओं की सफलता के लिए अनवरत स्रोत है। 


अथ तृत्रीबाध्याये द्वितीय: पाद: ४२७ 


देवों को इससे श्रसन्‍्त करो, देव तुम्हें प्रसन्‍न करेंगे। परस्पर के सहयोग से 
परम कल्याण को प्राप्त करोगे। 

यज्ञ से प्रसन्‍त्र हुए देव अभिलषित भोगों को तुम्हें प्रदान करेंगे। उनके दिए 
अतुल भोगों को भोगते हुए यदि तुम यज्ञ द्वारा उन्हें हृवि प्रदात नहीं करते, तो 
तुम चोर ही कहे जाओगे । इसी आशय को मनु ने भी एक इलोक में अभिव्यक्त 
किया है । 

फ़लतः सोम या अन्य द्रव्याहुति का प्रधान देवता अग्ति है। ऋग्वेद के सन्त्र 
में उसी का निर्देश है। तेतीस देवों का निर्देश केवल प्रासंगिक अस्तित्व--स्तवन 
को अभिव्यक्त करता है, तथा उनके व्यवहार की उस प्रक्रिया को प्रकट करता है, 
जिसका उल्लेख गत पंक्तियों में किया गया ॥३६॥ (इति पात्नीवतशझ्षेषभक्षे 
त्रिशतोडनुपलक्षणाइधिकरणम्‌--१५) । 


(भक्षणेड्नुवषट्का रदेवताया अनुपलक्षणाइधिकरणम्‌--१६) 


ऐतरेब ब्राह्मण [३॥५] में पाठ है--“ 'सोमस्यास्ने वीहि' इत्यनुवषट्‌ 
करोति“--'सोगस्याग्ने वीहि' मन्त्र से अनुवषट करता है। सोम-याग में मध्यत:"- 
कारियों के श्रुवसंज़्क अथवा सवतमुखीय-संज्ञक प्रकृति यागीय चमसों के 
वषट्कार से इन्द्रदेवता के लिए होम करने के अन्तर 'सोमस्याग्ने वीहि बौषटू' 
अनुवषट्कार आहुति का विधान है। स्विष्टकृत्‌ आहुति के समान यह्‌ उस कर्म 
की अन्तिम आहुति होती है। शिष्य जिज्ञासा करता है--यहां सन्देह है--क्या 
अनुवषट्कार की देवता का भक्षमन्त्र में निर्देश करता चाहिए ? अथवा नहीं 
करना चाहिए ? प्रतीत होता है, निर्देश करना चाहिए; क्योंकि गत अधिकरण 
में वणित तेतीस देवताओं की परार्थता के समान अनुवषट्कार देवता की परार्थता 
नहीं जानी जाती । तब भक्षमन्त्र में उसके निर्देश के लिए कोई बाधा नहीं होनी 
चाहिए। 

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


वषट्कारश्च कत्तूं बत्‌ ॥३७॥ 


[कतृक्त्‌ | वषट्कार के करनेवाले होता-पोता-अध्वर्यू को जैसे भक्षमन्त्र में 
“होतृपोतस्य, पोतृषीतस्य, अध्वर्यूपीतस्थ' के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता, 
उसी के समान [ वषट्कार:] अनुवषट्कार के देवता को [च] भी निदिष्ट नहीं 
करना चाहिए। 

१. 'मध्यतःकारी' शास्त्र में होता, ब्रह्मा, उद्गाता, यजमान इन चार का नाम 
कहा जाता है। २८ सत्र के भाष्य में इसका उल्लेख किया गया है । 


डर्‌घ मीमांसा-दर्शन 


सूत्र में 'वषट्कार: पद से अनुवषद्कार अभिप्रेत है। कुतूहलवृत्तिकार ने 
पाठ ही “अनुवषट्कार: स्वीकार किया है। यद्यपि अनुवषट्कार का देवता अग्नि 
है, क्योंकि आहुति अग्नि में हो दी जाती है, परन्तु यह आहुति अग्निदेवता के 
उद्देश्य से नहीं दी जाती, अपितु कम की सम्पन्तता के संकेतरूप में दी जाती है। 
होता-पोता-अध्वर्यु आदि भी अनुष्ठेय कर्म की सम्पन्नता के लिए समपित अथवा 
उपस्थित रहते हैं। उनको जैसे भक्षमन्त्र में निदिष्ट नहीं किया जाता, वैसे ही 
अनुवषद्कार देवता को भी । 

मध्यतःकारियों के चमसों से इन्द्र देवता के लिए जाहुतियाँ प्रदान करने के 
अनन्तर अन्तिम आहुति के मन्त्र का उच्चारण करते हुए होता अन्त में 'वौषट्‌” 
पद का उच्चारण करता है। यह इस बात का संकेत है कि सोमयाग के प्रस्तुत 
कर्म की यह अन्तिम आहति दी जा रही है। इसी प्रक्रिया का नाम अनुवषट्कार 
है । इसका तालये है, प्रकृतियाग के सवनमुखीय चमसों से आंह्रतियाँ इन्द्र देवता 
के लिए दी जाती हैं। वहाँ अग्नि देवता उद्दिष्ट नहीं होता । जो काये वषट्कार 
प्रकृतियाग में किया है, वही कार्य अनुवषट्कार में करने योग्य माना गया है। 
इसलिए जैसे वषट्कार में अग्नि देवता उद्दिष्ट नहीं है, वैसे ही अनुवषट्कार में 
भी उद्दिष्ट न होगा। तब मअक्षमन्त्र में उसके निर्देश का प्रदन ही नहीं 
उठता ॥३७॥ (इतति सक्षणे&तुवषट्का रदेवताया अनुपलक्षणाईघिकरणम्‌ू--१६)। 


(अनैन्द्राणाममन्त्रकभक्षणा उधिक रणम्‌ू-- १७) 


शास्त्रीय मान्यता के अनुसार 'ऊह' केवल विक्ृतियागों में होता है; प्रकृति- 
माम में नहीं । इसके विपरीत गत रघवें सूत्र में एकदेशी मत से प्रक्ृतियाग में 
भी “ऊह की कल्पना की जाती है, यह्‌ बताया । उसी के अनुसार अनैन्द्र हृबि 
का सक्षण समन्‍्त्रक किये जाने का सुझाव दिया है। उसी विषय को पूरा करने 
की भावता से सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र द्वारा बताया-- 


छन्द: प्रतिषेधस्तु सर्वंगासित्वात्‌ ॥३८॥ 


[6] 'तु' पद सूत्र २८ में किये गये एकदेशी के कथन की निवृत्ति के लिए है। 
तात्पें है, सोमयाग के एककर्म होने से उसमें प्रकृति-विक्ृृतिभाव की कल्पना 
नहीं की जा सकती, [सर्वंगामित्वात्‌] सोमयाग में अभिषव आदि सोमघर्मों के 
सबंगामी होने से, अर्थात्‌ तीनों सवनों में सोमघमों के विद्यमान होने से। 
[छल्द:प्रतिषेधः ] पोडशी में अनुष्ट्पू छन्द का कथन, षोडशी के तृतीय सवन में 
के हे वहाँ जगती छन्द के प्रतिषेघरूप है; जगती की जगह अनुष्टुप्‌ की 'ऊह' 
नहीं है। 


ज़्योतिष्टोम, उक्ध्य, षोडशी, अतिरात्र, अत्यग्निष्दोम, वाजपेय, आप्तोर्याम- 


अँथ तृतीयाध्याये द्वितीय: पादः ४२६ 


इन सात संस्थाओं --भागों में सम्पूर्ण होनेवाला सोमयाग एक ही याग है। तीनों 
सबनों में अभिषव आदि सोम के धर्म विद्यमान रहते हैं । 'ध्रुव-संज्षक एवं 
होत्रक-संज्ञक पात्रों द्वारा हविप्रदान में इनके प्रकृति-विकारभाव की कल्पना 
नहीं की जा सकती; क्योंकि यह सब प्रधानभूत सोमयागरूप एक ही कर्म है। 
इसलिए यहाँ 'ऊह' की कल्पना निराधार है। इसी कारण वह कथन असंगत है, 
जो सूत्र २८ की व्याख्या में कहा गया है कि--'अतिराज' में 'घोडशी' का प्रहण 
होने पर अतिरात्र के जगती छन्‍्द की जगह षोडशी के अनुष्टुप्‌ छन्‍्द की 'ऊह 
की जाती है। अतिरात्र के तृतीय सबन में घोडशी का ग्रहण होता है; उतने अंश 
में षोडशी-अनुष्ट्‌प्‌ से अतिरात्र-जगतीछन्द प्रतिषिद्ध हो जाता है, बाघित हो 
जाता है। ऊह की कल्पना निराधार है। तब भक्षमल्त्र में “इन्द्र! के स्थान पर 
भसत्रावरुण' आदि की ऊह के लिए घोडशी को उदाहरण या लिज्जुरूप में प्रस्तुत 
करता अयुक्त है। 

सारांश है, ऐन्द्र-अन॑न्द्र भिन्‍्त याग नहीं हैं। एक हो सोमयाग के ये अभ्यास- 
विशेष हैं। प्रधान सोमयाग के ये सब गुणभूत हैं; इनके पृथक्‌ धर्म नहीं होते। 
'हन्द्र: सोमो गृह्यते मीयते च'--ऐन्द्र सोम गृहीत होता है, और मापा जाता है, 
इत्यादि सब याग के धर्म हैं, इसलिए ये सम्पूर्ण सोमयाग के धर्म कहे गये हैं। सोम 
भी यागार्थ है। यह जो 'ऐन्द्र: सोमो गृहछ्मते गीयते च' कहा गया है, इससे ज्ञात 
होता है, इन्द्र देवता के लिए सोम का ग्रहण मस्त्रोच्चारणपूर्वक होना चाहिए। 
अन्य देवताओं के लिए सोम का ग्रहण-उनका ध्यान करते हुए-होना अभीष्द है। 
इस कारण इन्द्र-भिन्‍न सोम का भक्षण मन्त्ररहिता है।।३५॥ (इति अनैन्द्राणाम- 
सन्त्रकभक्षणाइघिकरणम्‌ू--१७) | 


(ऐन्द्राग्नभक्षस्यामन्त्रकताउधिकरणम्‌-- १८) 

इन्द्र से जतिरिकत देवताओं के सोम का भक्षण अमस्त्रक होना चाहिए,-यह्‌ 
निरिचित होने पर ऐन्द्राग्व सोम के विषय में विचार करना अपेक्षित रहता है। 
ज्योतिष्टोम में ऐब्द्राग्य सोम-पठित है, 'ऐन्द्राग्नं गृह्माति' इति--इन्द्र और अग्नि 
देवता के सोम का ग्रहण करता है । शिष्य ने जिज्ञासा की--यहाँ भक्षण समन्‍्त्रक 
होना चाहिए, अथवा अमन्‍्त्रक ? समस्त्रक प्रतीत होता है, क्योंकि ऐन्द्राम्न 
सोम में सोम का अंज् इन्द्र द्वारा भी पिया जाता है, वहाँ 'इन्द्रपीतस्य” विर्देश 
समञ्जस होता है। शिष्य के सुाव को आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप से सूत्रित 
किया-- 


ऐलाग्ने तु लिड्भमावात्‌ स्थात्‌ ॥३६॥ 
[ऐक्द्ाग्ने] इन्द्र और अग्नि उभयदेवतावाले सोम में [तु] तो [लिजु- 


४३० मोसांसा-इशैन 


मावात्‌ | इन्द्र का लिज़ञु >-स्पष्ट निर्देश होने से सोमभक्षण मन्त्रयुक्त [स्थात्‌] 
होना चाहिए। तात्पय है, इन्द्र और अग्नि दोनों के लिए गृहीत सोम में इन्द्र का 
भी अंश है, इन्द्र उसका पान करता है, तब “इन्द्रपीतस्य” निर्देश उत्पन्न होता है । 
ऐल्ागन सोम में इन्द्र द्वारा सोमांश पिये जाने से 'इन्द्रपीतस्य' वाक्य का 
आनुकूल्य बना रहता है; तब ऐन्द्राग्न सोम के मन्त्रयुक्त भक्षण में कोई बाधा 
नहीं होनी चाहिए ॥३६॥ 
सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


एकस्सिन्‌ वा देवतान्तराद विभागवत्‌ ॥४०॥ 


[एकस्मिन्‌ ] अकेले इन्द्र से पिये गये सोम के भक्षण में [वा] ही 'इन्द्र- 
प्रीतस्थ' मन्त्र लागू होता है। [देवतान्तरात्‌ ] क्योंकि इन्द्रदेवता इस्द्राग्तीदेवता 
से भिन्‍न है। इन्द्रानी इन्द्र नहीं है, [विभागवत्‌] पुरोडाश के विभाग के 
समात। जैसे आस्तेयं चतुर्धा करोति' अग्निदेवतावाले पुरोडाश का चार 
विभाग करना, दो देवतावाले अम्नीषोमीय पुरोडाश में लागू नहीं होता; क्योंकि 
अग्नि देवता अग्नीषोमीय देवता नहीं है, ऐसे ही एकमात्र इन्द्र के द्वारा पिये गये 
सोम से भक्षण में प्रयुक्त “इन्द्रपीतस्य' मन्त्र ऐन्द्राग्न सोम के भक्षण में लागू नहीं 
होगा, क्योंकि इन्द्राग्नी देवता इन्द्र नहीं है। इन्द्र भिन्‍न है, इन्द्राम्मी मिलित 
भिन्‍न है। 

यह जर्थ 'आस्नेय' 'ऐन्द्राग्ग' आदि पदों में प्रयुक्त तद्धित प्रत्यय के आधार पर 
अभिव्यक्त होता है। 'आम्नेय' में अग्नि पद से तद्धित प्रत्यय उसी अर्थ में होता 
है, जब अग्नि देवता को लक्ष्य कर हवि प्रदात किया जाता है। इसीलिए 'आस्नेय' 
पुरोडाश के चतुर्धाकरण का विधान 'अग्नीषोमीय' पुरोडाश में लागू नहीं होता; 
क्योंकि यह पुरोडाश “अग्नि' देवता को लक्ष्य करके प्रदान नहीं किया जाता; 
अत्युत 'अग्नीषोम' देवता को लक्ष्य कर प्रदात किया जाता है। इसी प्रकार 
'ऐन्द्' और रऐन्द्रार्न' हवि के प्रदान में समकना चाहिए । 'इस्द्रपीतस्य' मन्त्र का 
विनियोग सोमभक्षण में वही होगा, जो ऐन्द्रहवि का शेष है । 'ऐन्द्रान' हि 
का प्रदान इन्द्र को लक्ष्य कर नहीं किया जाता, प्रत्युत इन्द्राग्वी को लक्ष्य कर 
किया जाता है। अतः ऐन्द्राग्न सोमभक्षण में 'इन्द्रपीतस्थ' मन्त्र का विनियोग सर 
होने से यह अमन्त्रक ही होगा । 

यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि “इस्द्राम्नी' देवता हैं क्या ? अधिभूत 
पक्ष में आहवनीय अग्नि 'अग्नि' देवता है, और सुर्ये 'इन्द्र' देवता है। हृवि-प्रदान 
प्रथम आहवनीय अग्नि में होता है; अनन्तर उसका पान किरणों द्वारा सुय्य करता 
है। ऐसी स्थिति में यह विभाजन सर्वथा अशक्य है कि हृवि में अमुक अंद्ा अग्नि 
का और अमुक अंश इन्द्र का है। यद्यपि ऐन्द्रहवि का प्रदान भी आइवनीय 


अंध तृतौयाध्याये द्वितीय: पाद: ४३१ 


अग्नि के माध्यम से ही इन्द्र को दिया जाता है, तथापि वहाँ साक्षात्‌ उद्दिष्द 
देवता इन्द्र है, इसलिए 'इन्द्रपीतस्थ' का विनियोग वहीं उपपन्‍न हो सकता है। 
अध्यात्म-पक्ष में अग्नि परमात्मा और इन्द्र जीवात्मा समभना चाहिए। प्रत्यक्ष 
हवि-अश्रदानों से ऐश्वरीय ऋत द्वारा जीवात्मवर्ग को अदृश्य जीवनीय शक्षितयाँ 
प्राप्त होती हैं । यही इसका रहस्य है ॥४०॥ (इति ऐबन्द्राग्नमक्षस्थामन्त्र- 
कता£धिकरणम्‌--१८) । 


(गायत्रछन्दस इत्यादिमन्त्राणामनेकछन्दस्के विनियोगाउंघि- 
करणम्‌ू--१६) 


छिष्य जिज्ञासा करता है---/इन्द्रपीतस्य' के साथ “गायत्रच्छन्दस:' पद पठित 
है, जो उस पद का विशेषण है। तात्पय है--इन्द्र के उद्देश्य से दी जानेवाली 
सोमह॒वि गायत्री छन्दवाले मन्‍्त्रों के उच्चारण के साथ दी जाती है। यहाँ सन्देह 
है--त्या केवल गायत्री-मन्त्रों के उच्चारण के साथ दी जानेवाली ऐन्द्र सोमहवि 
के शेषभक्षण में ही “इन्द्रपीतस्प' मन्त्र का विनियोग होना चाहिए ? अथवा अन्य 
छन्दोंवाले मन्त्रों के साथ दी जानेवाली सोमहवि के शेषभक्षण में भी “इन्द्र 
पीतस्य' मन्त्र का विनियोग होगा ? प्रतीत होता है, 'गायत्रच्छन्दस:' पद के 
“इन्द्रपीतस्प' पद का विशेषण होने के कारण केवल गायत्रीच्छन्दवाले मन्त्रों के 
साथ दी जानेवाली सोमहवि के शेषभक्षण में ही 'इन्द्रपीतस्थ' का विनियोग होना 
चाहिए, अन्यत्र नहीं। शिष्य के सुझाव को सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित 
किया-- 


छन्दश्च देवतावत्‌ 0४१७ 


[छन्दः] छन्‍्द [च] भी। [देवतावतू | देवता के समान समझता चाहिए। 
तात्पय है, जैसे “इन्द्रपीतस्यँ में केवल इन्द्र का ग्रहण होता है, ऐसे ही 
धायत्रच्छन्दस:' में केवल गायत्री छन्द का ग्रहण होना चाहिए, अन्य छन्दों का 
नहीं । 

पूरव-निर्णय के अनुसार जैसे अन्य देवता के साथ पठित इन्द्र के सम्बन्ध में 
“इस्द्रपीतस्प' मन्त्र का विनियोग नहीं होता, वैसे ही अन्य छन्दवाले सोम में 
भायत्रच्छन्दस:” मन्त्र का भ्रयोग नहीं होना चाहिए ॥४१॥ 

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


सर्वेबु वाउभावादेकच्छन्दस: ॥४२॥ 


[वा] 'वा” पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का तक है। तात्पय है, अन्य छन्द- 
वाले सोम में 'गायत्रच्छन्दस:” मन्त्र का विनियोग न मानना, युक्त नहीं है। 


४३२ भीमांसा-दर्शन 


[एकच्छन्दस:| केवल एक गायत्री छन्दवाले सोम-प्रदान के [अभावात्‌] अभाव 
होने से । अतः [सर्वेषु ] अन्य सब छन्दोंवाले मन्‍्त्रों के सहित गायत्री छन्दवाले 
सोम के प्रदान में 'गायत्रच्छन्दस:' बिनियुक्त होता है । 

सोमह॒वि-प्रदान के मन्त्र केबल गायत्री छन्द में हों, ऐसी बात नहीं है। जिन 
सनन्‍्त्रों के उच्चारण के साथ किसी भी देवता के उद्देश्य से सोमहवि आहवनीय 
अग्नि में आहुत किया जाता है, वे मन्त्र गायत्री, त्रिष्टुप, जगती आदि अनेक 
छल्दों में उपलब्ध हैं। इसलिए यहाँ गायत्री पद उन सभी छन्दों का उपलक्षण 
हैं, जिन छन्दोंवाले मन्त्रों के उच्चारण के साथ सोमहवि का प्रदान किया 
जाता है। फलत: इसका विनियोग गायत्री से इतर छन्दों में भी मानना 
चाहिए ॥४२॥ 

२७ से ४२ सूत्र तक के (११-१६) अधिकरणों में ऊहापोहपुवंक सोमहवि- 
श्षेष के भक्षण के विषय में निर्णय किया गया कि ऐन्द्र सोम का सक्षण समन्‍्त्रक 
तथा अन्य मित्रावरण आदि देवताओं के हुतशेष-सोम का भक्षण अमन्त्रक होना 
चाहिए। पर अब प्रकरण का उपसंहार करते हुए आचाय॑ सूत्रकार ने ऐतिशायन 
पूर्वांचायें के सुझाव को स्वीकार कर प्रकरणान्त सूत्र से बताया कि सभी देवताओं 
के हतशेष का भक्षण समन्‍्त्रक होना चाहिए। सूत् कहा-- 


सर्वेषां वेकसन्त्रयमेतिशायनस्य भक्तिपानत्वात्‌ सवना- 

घिकारो हि ॥४३॥ 

[बा] सूत्र का 'वा' पद इस कथन की निवृत्ति के लिए है कि अनैन्‍्द्र सोम- 
हविशेष का भक्षण अमन्त्रक होता है। [ऐतिशायनस्थ | ऐतिशायन आचार्य का 
सुभाव---जो सूत्रकार को अभिमत है--के अनुसार [सर्वेषाम्‌ु] ऐस्ध और 
अनैन्द्र समी सोमह॒वि-शेषों का भक्षण [ ऐकमन्त््यम्‌] एक मन्त्र वाला है। 
तात्पय है--इन्द्रपीतस्य” एक मन्त्र का समस्त सोमहवि-स्षेषों के भक्षण में विनि- 
योग है। क्योंकि | मक्तिपानत्वात्‌ | “इन्द्रपीतस्य' मन्त्र में 'पीत” पद भक्ति -- 
लक्षणावृत्ति से प्रयुक्त है । [हि]कारण है--.] सवनाधिकार:] यह सवन -- सोम- 
सम्बन्धी अधिकार--प्रकरण है। तात्पय है--..'इन्द्रेण पीतः सोम:' इस तत्पुरुष 
समास के आधार पर 'इन्द्रपीतस्थ' का वाच्य सोम नहीं है; भ्रत्युत 'इन्द्रेण पीत: 
सोमो यस्मिन्‌ सबने” इस बहुन्नीहिं समास के आधार पर पूरा सोमाभिषव-प्रकरण 
(तीनों सबन) उक्त पद का वाच्य है। 

२७-२६ तीन सूत्रों में पक्षञतिपक्ष निर्देशपृवंक जो यह निर्णय लिया गया 
कि ऐन्द्र सोमभक्षण समन्‍्त्रक तथा अनैन्द्र सोमभक्षण अमसभ्त्रक होना चाहिए, 
प्रस्तुत सूत्र द्वारा उसका प्रतिवाद किय्रा गया है। इन्द्रपीत पद सोम का बाचक ने 
द्वोकर लक्षणावृत्ति से समस्त सवन-प्रकरण का बाचक है । प्रकरण में इन्द्र के साथ 


अंथ तुतीयाध्याये द्वितीय: पाद: ४३३ 


ही अन्य देवता पठित हैं, तथा सबके हुतशेष-भक्षण में उसी एक मन्त्र का विनियोग 
है। वस्तुतः “इन्द्रपीत' पद का 'इन्द्र से पिया गया सोम' यह अथे यहाँ सम्भव ही 
नहीं है। जो सोम इन्द्र को तथा अन्य देवताओं को दिया गया, तथा उनके द्वारा 
पिया गया, वह सोम अब है कहाँ ? उसे तो देवता 'चट कर गये; उसके भक्षण 
की बात करना सर्वधा व्यर्थ है । जिस सोम के भक्षण की चर्चा की जा रही है, 
बहू समी देवताओं का हुतशेष है, जो प्रत्यक्ष विद्यमान है। यह न किसी देवता 
को दिया गया, और न किसी के द्वारा पिया गया। इसलिए सब ऐन्द्र-अनेन्द्र हुत- 
जेष-भक्षण में उसी एक मन्त्र का विनियोग निर्बाध होने से समस्त भक्षण समन्‍्त्रक 
हैं। इन्द्र तथा इन्द्रभिन्‍न देवताओं से पीत और अपीत सब सोम “इन्द्रपीत' पद 
द्वारा लक्षणावृत्ति से कहा गया है, क्योंकि यह सब सवन के अन्तर्गत है। इसमें 
कोई असाम ज्जस्थ नहीं है। 

बिनियुक्त मन्त्र का अपेक्षित माग तैत्तिरीय संहिता | ३३२॥५] में इस प्रकार 
पठित है-- 

वसुमद्गणस्थ सोम देव ते मतिथिदः प्रातःसवनस्ण गायत्रच्छन्‍वस 

इन्द्रपोतस्थ नराशंसपीतस्य पिलृपीतस्य मजुमत उपहृत्तस्थोपहृतो 

भक्षयासि। 

ऐतिशायन आचाये का कथन सूत्रकार को अभिमत है। पूर्वाचा्यं की 
स्तुल्यर्थ नाम का निर्देश किया गया ॥४३॥ (इति एकादशाधिकरणोक्तस्थोप- 
संहारः) । 

इति जेमिनीय मीमांसादशनविद्योदयभाष्ये 
तुतोयाध्यायस्थ द्वितीय: पावः ॥ 


अथ तृ॒तीयाध्याये तृतीय: पाद: 


(उच्चैस्त्वादीनां वेदधर्मंताउइधिकरणम्‌--१) 


गत द्वितीय पाद में विवादास्पद विधियों का निर्णय लिज्भ के आधार पर किया 
गया। अब प्रस्तुत पाद में सन्दिग्ध विधियों का वाक्य के आघार पर निर्णय किया 
जायगा। यहाँ ज्योतिष्टोम प्रसंग में पठित वाक्य विचारणीय है--'उच्चेऋ चा 
क्रियते, उच्च: साम्ना, उपांशु यजुषा' इति। ऋक से ऊँचे स्वर में कम किया 
जाता है, साम से ऊँचे स्वर में, यजु: से उपांझु --धीरे से बोलकर ।। उपांशु उच्चा- 
रण वह होता है, जहाँ समीप बैठा व्यक्ति भी ठीक तरह सुन न सके । यहाँ सन्देह 
है--क्या ये ऋक्‌ आदि पद ऋकक्‍त्व आदि जाति के बोधक हैं ? अथवा ऋग्वेद, 
सामवेद, यजुर्वेद ग्रस्थों के ? 'सूत्रकार ने ऋक-बजु:-साम के लक्षण प्रथम 
[२।१॥३४५, ३७, ३६] बता दिये हैं। उसके अनुसार जो ऋक्‌ हैं, उनमें 'ऋकत्व' 
जाति, यजु: में 'यजुष्ट्‌ब' और साम में 'सामत्व' जाति रहती है; उनमें से कोई 
मन्त्र चाहे किसी भी वेद में पठित हो, वह अपनी जाति से सम्बद्ध होगा। शिष्य- 
जिज्ञासा है--क्या उच्चैस्त्व आदि धर्म ऋक्‍त्व आदि जाति के आधार पर कहे 
गये हैं ? अथवा ऋग्वेद आदि ग्रन्थों के आधार पर ? प्रतीत होता है, यह्‌ कथन 
ऋकत्व आदि जाति के आधार पर हैं; क्योंकि वाक्य में ऋक्‌, साम, यजु: पदों 
का स्पष्ट श्रवण है । वेद का संकेत करनेबाला कोई पद यहाँ नहीं है। 

छिष्य-सुकाव को सूत्रकार ने पूर्वेपक्षरूप में सुत्रित किया-- 


श्रुते्जाताधिकार: स्थात्‌ ॥१॥ 

[शरुत्ते:] “उच्चे ऋचा क्रियते' आदि वाक्‍्यों में 'ऋक्‌” आदि के स्पष्ट श्रवण 
से [जाताधिकार:] जाति का अधिकार [स्यात्‌ | जाना जाता है। 

सूत्र में 'जात' पद भावअथ्थ में 'क्त” प्रत्ययान्त है। भाव-अर्थ में 'क्तिन्‌ 
प्रत्ययान्त 'जाति' पद का पर्याय है। सूत्रकार द्वारा बताये गये “ऋक्‌” आदि के 
लक्षणों के अनुसार उक्त वाक्‍्यों (--उच्चैऋंचा क्रियते आदि) में 'ऋक” आदि 
पद उस समस्त मन्त्रवर्ग के लिए प्रयुक्त हैं, जो उन लक्षणों से युक्त हैं। यदि 


बथ तृत्तीयाध्याये तृत्तीय: पाद: ३५ 


ऋग्वेद में पठित कोई मन्त्र यजुर्वेद में पढ़े गये हैं, तो उनका उच्चारण ऋक्‌ के 
अनुसार ऊँचे स्वर से होगा; यजुर्वेद के अनुसार उपांशु नहीं । यदि ऐसा नहीं 
माना जाता, तो ऋचा में दोनों [उच्चैस्त्व, उपांशुत्व ] धर्मों का विकल्प मानता 
होगा। इससे पक्ष में एक धर्म बाधित होगा । एक मन्त्र ऋग्वेद और अजुर्वेद दोनों 
जगह पठित है । जब ऋग्वेद में पठित मल्त्र का ऊँचे स्वर से उच्चारण होगा, तो 
वहाँ उपांशुत्व धर्म की बाधा होगी | जब वही मन्त्र बजुर्वेंद में उपांशु पढ़ा 
जायगा, तो उच्चेस्त्व धर्म की बाधा होगी । इसलिए उक्त वाक्यों में ऋक्‌ आदि 
पद ऋग्वेद आदि के बोधक नहीं माने जाने चाहिएँ । 

इसके अतिरिक्त यह भी आपत्तिजनक होगा कि दर्श-पूर्णणास आदि यागों के 
जितने विधिवाक्य हैं, वे सब यजुर्वेद में हैं। तब समस्त दर्श-पूर्णणास आदि यागों में 
उपांशुत्व धर्म प्राप्त होगा, जो किसी प्रकार मी अभीष्ट नहीं है। अतः श्रवण- 
सामर्थ्य से उच्चैस्त्व, उपांशुत्व आदि धर्म ऋक्‍त्व आदि जाति के साथ सम्बद्ध हैं; 
यह स्पष्ट होता है । ऋग्वेद आदि का अभिव्यंजक कोई पद यहाँ नहीं है | १॥॥ 

आचार सूत्रकार ने उक्त जिज्ञासा का समाधान किया-- 


बेदो वा प्रायदर्शनात्‌ ॥२॥ 


[वा] 'बा' पद पूर्वोक्त की निवृत्ति का बोषक है। तात्पर्य है, उक्त वाक्‍्यों 
में ऋक्‌ आदि पद जाति के बोधक नहीं हैं; प्रत्युत [वेद:] उक्त पदों से ऋग्वेद 
आदि जाता जाता है, [प्रायदशेनात्‌ | उक्त वाक्यों के प्रारम्भिक प्रसंग में वेद 
पद के देखे जाने से । तात्पर्य है, उस प्रसंग के उपक्रम में ऋग्वेद आदि पद सुने जाने 
से उपसंहार थभ॑ भी ऋक्‌ आदि पद ऋग्वेद आदि के बोधक हैं, यह समझना 
चाहिए। 

'प्रायदशंनात्‌' पद में 'प्राय/ पद 'प्र'-उपसर्ग पृवंक “इण्‌' धातु से भाव-अर्थ में 
“घब्‌' प्रत्यय होकर सिद्ध होता है। “भ्र' उपसर्ग के योग से यह पद प्रारम्भ 
उपक्रम का वाचक है। जिस प्रसंग में “उच्चेऋंचा क्रियते' आदि वाक्य कहे हैं, 
उसके प्रारम्मिक भाग में कहा गया है-- 

“प्रजापतिर्वा इदमेक आसीतू | ्त॒ तपोध्तप्यत। तस्मात्‌ तपस्तेपानात्‌ त्रयो 
देवा असुज्यस्त । अस्निर्वायुरादित्य: । ते तपो$तप्यन्त । तेभ्यस्तेपानेम्यस्त्रयो बेदा 
असृज्यन्त | अस्नेऋ स्वेदों वायोयेजुर्वेद: जादित्यात्‌ सामवेद: ।” 

--सर्ग रचना से पूर्व यह अकैला प्रजापति था । तप तपते हुए उस प्रजापति ने 
तीन देवों की सृष्टि की--अग्नि, वायु और आदित्य । उन देवों ने तप तपा | तप 
तपते हुए उन देवों से तीन वेद प्रादुर्भूत हुए---अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद 
और आदित्य से सामवेद । 

प्रसंग के प्रारम्भ में स्पष्ट ऋग्वेद आदि का उल्लेख होने से उसके उपसंहार- 


४१६ मीमांसा-दर्शन 


भाग--'उच्चेऋ चा क्रियते' औपदि वाक्‍यों में 'ऋक्‌, यजुः, साथ! पद ऋग्वेद, 
यजु्वेद, सामवेद के बाचक हैं, यह स्पष्ट जाना जाता है। मन्‍्त्रों की 'ऋषक्‌” आदि 
संज्ञाएं उनकी रचना के आधार पर हैं । छन्‍्दोरूप ऋक्‌ हैं, गीतिरूप साम, इन 
दोनों से भिन्‍त गद्यरूप रचना यजुः हैं । रचता के आधार पर ऋक्‌ आदि का 
अपना एक वर्ग डै, अपनी जाति है। प्रस्तुत प्रसंग में ऋक्‌ आदि पद स्ववर्गं 
अथवा जाति के वाचक न होकर कम्वेद आदि नाम से समुदित ग्रन्थविशेष का 
मिर्देश करते हैं। इससे प्रकरण उपक्ृत होता है, तथा ऋक आदि का अभिषा- 
मूलक अर्थ स्वीकार किये जाने से लक्षणा का आश्रय नहीं लेना पड़ता। यदि 
इसको स्वीकार नहीं किया जाता, तो भ्रकृत में 'ऋक्‌! आदि पदों का अन्य कोई 
अर्थ संगत न होने से यह कथन निरथेंक होगा, जो किसी प्रकार अभीष्ट नहीं । 
अतः यहाँ वेद का अधिकार जानना युक्त है ॥ २॥॥ 

उक्त प्रसंग में ऋक्‌ आदि पद ऋग्वेद आदि के वाचक हैं, इसमें अन्य हेतु 
सूत्रकार ने बताया-- 


लिड्वाच्च ॥३॥ 


[लिंगात्‌ | लिंग से [च] भी जाता जाता है कि उक्त प्रसंग में “ऋक्‌! आदि 
पद ऋग्वेद आदि को कहते हैं । 

उक्त अर्थे की पुष्टि में लिज्ध अर्थात्‌ अन्य उपोदबलक हेतु भी है। वैदिक 
वाइमय में कहा है--'ऋष्भि:” प्रात्दिवि देव ईयते यजुर्वेदेन तिष्ठति मध्ये अक्लः । 
सामवेदेनास्तमये महीयते वेद रशुन्यैस्त्रिभिरेति सूर्य:--सूर्य प्रातःकाल चूलोक में 
ऋचाओं से गति करता है, मध्याह्ष में यजुर्वेद से ठहरता है, अस्त होते हुए सार्यकाल 
में सामबेद से पूजित होता है । इस प्रकार तीन वेदों के अस्तित्व के साथ सूर्य गति 
करता है। मन्त्र के पहले पाद में ऋक्‌ और दूसरे-तीसरे पाद में दो वेदों का उल्लेख 
करके चोथे पाद में बहुब॒चन के साथ उपसंहार किया है--'बेदे रश्न्यैस्त्रिभिरेति 
सूर्य 2, इससे स्पष्ट होता है कि मन्त्र में 'ऋक्‌' पद ऋग्वेद के लिए प्रयुक्त माना 
गया है। इसलिए 'उच्चेऋचा क्रियते' आदि में मी 'ऋक्‌' आदि पद ऋग्वेद आदि 
के वाचक हैं, यह स्वीकायय होना चाहिए |। ३॥ 

सूत्रकार ने उक्त अर्थ की पुष्टि में अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 

है. 


१. तुलना करें-तै० ब्रा० ३३१२।९॥ “ऋष्भिः पूर्वाह्न दिकिदेव ईयते। 
यजुवेदेन तिष्ठति मध्ये अछूः। सामवेदेनाउस्‍्तमये महीयते बेव॑रजूस्यस्त्रि- 
भिरेति सूर्य: । 


अथ तृतीयाध्याये तृतीय: पादः ड३७ 


धर्मोपदेशाच्च न हि ब्रव्येण सम्बन्धः ॥४॥ 


[धर्मोपदेशात्‌ ] साम के उच्चैस्त्व धर्म के उपदेश से [च] भी “ऋक्‌' आदि 
पद वेद के वाचक हैं, यह ज्ञात होता है। अत्यथा साम के ऋचाओं पर आधारित 
होते के कारण उसका उच्चेस्त्व स्वतःसिद्ध था, फिर | द्रव्येण ] द्रव्य -- साम के 
साथ उच्चैस्त्व धर्म के [सम्बन्धः ] सम्बन्ध का विधान | नहि | नहीं करना चाहिए 
था; पर किया है, इससे ज्ञात होता है, उच्चेस्त्व आदि धमम मन्त्र के न होकर वेद 
के हैं। 

साम गीतिरूप हैं, और वह गान ऋचाओं पर गाया जाता है। आचार्यों ने 
कहा है--ऋचति अध्यूढं साम'--साम ऋचा पर आधारित रहता है । तात्यय॑ है, 
कोई ऋचा (+ मस्त्र) ही सामरूप में गाया जाता है। यदि “ऋक्‌' आदि पद मन्त्र 
के बाचक होते और उच्चैस्त्व आदि धर्म मन्त्र के माने जाते, तो ऋक्‌-मन्‍्त्र का 
उच्चैस्त्व धर्म 'उच्चेऋ चा क्रियते' से सिद्ध था; वही ऋक्‌-मन्त्र सामरूप में 
गाये जाने से उसके उच्चैस्ट्व धर्म का 'उच्चे: साम्ना' यह पृथक्‌ विधान करना 
अनावद्यक था | इससे स्पष्ट होता है, उच्चेस्त्व आदि धर्म वेद के हैं, और 'ऋक्‌' 
आदि पद बेद के बाचक हैं ॥४॥ 

उक्त अर्थ की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किमा--+ 


न्नयीविद्याख्या च तदिदि ॥५॥ 


[च] और [त्रयीविद्यास्या] तीन विद्याओं के जाननेवाले के लिए “त्रयी- 
विद्य' इस नाम की प्रवृत्ति [तद्विदि] तीन वेदों के जाननेवाले में होने के कारण 
ऋक्‌ आदि पद वेद के वाचक हैं | 

ऋक्‌, यजु:, साम तीनों वेदों को पडने-जाननेवाला व्यक्ति त्रयीविद्य कहा 
जाता है। यह 'त्रयीविद्य' संज्ञा तमी उपयुक्त हो सकती है, जब ऋक्‌, यजु;, साम 
पदों से तीन वेदों का ग्रहण किया जाय । “त्रयी' पद तीन बेदों के लिए प्रसिद्ध है। 
इसलिए ऋक्‌ आदि पद वेद के वाचक हैं, मन्त्र के नहीं। अतः 'उच्चेऋचा 
क्रियते” आदि वाक्यों में ऋक्‌ आदि पद बेद के वाचक होने से उच्चैस्त्व आदि धर्म 
बेद के हैं, मन्त्र के नहीं, यह स्पष्ट होता है ॥५॥ 

शिष्य आशंका करता है--यदि उच्चैस्स्व आदि धर्म बेद के माने जाते हैं, तो 
जो ऋचा यजु्वेद में पठित हैं, उनका उच्चैस्त्व धर्मं बाघित होगा, क्योंकि यजुर्वेद 
का उपांशुत्व धर्म श्रुत है। आचाये ने शिष्य-आशंका को सूत्रित किया-- 


व्यतिक्रमे यथाभ्रुतीति चेत्‌ ॥६॥ 
व्यितित्रमे ]व्यतिक्रम अर्थात्‌ उक्त अर्थ के उलठ होने पर--तात्पयें है, ऋक्‌ 


4 3 मीमांसा-दर्शन 


आदि पदों को वेदवांचक न मानकर ऋक्‌-वर्गविश्ेष का वाचक मानने पर 
[यरथाश्षुति:] उक्त वाक्‍्यों में ऋक्‌ आदि का जो उच्चेस्त्व आदि घमं श्रुत है, वह्‌ 
उसी प्रकार यथावत्‌ बना रहता है [इति चेत्‌ | ऐसा यदि कहा जाय (तो वह ठीक 
नहीं, यह अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध) हैं। 

प्रकरण के प्रथम सूत्र की व्याख्या में ऋक आदि पदों के वर्गवाची अथवा 
ऋकक्‍त्व-जातिपरक होने में यह उपपत्ति प्रस्तुत की हैँ कि ऋक्‌ आदि पदों को 
जातिपरक मानने पर उक्त वाक्यों में कहे गये ऋक आदि के उच्चैस्त्व आदि 
धर्मों की बाधा नहीं होती, वे यथाश्रुत बने रहते हैं। यदि ऐसा न मानकर ऋक्‌ 
आदि पदों को वेदवाचक मानते हैं, तो ऋश्वेद की जो ऋचा यजुर्वेद में पित हैं, 
वहाँ उपांझुत्व धर्म माने जाने से उनके उच्चैस्त्व धर्म की बाधा होगी। वे ही ऋचा 
जब ऋग्वेद में पढ़ी जायेंगी, तो यजुर्वेदीय उन्तके उपांशुत्व धर्म की बाधा होगी । 
उन ऋचाओं को दो धर्मवाली माता जायगा--ऋग्वेद में उच्चैस्त्व धरम, यजुर्वेद में 
उपांशुत्व; यह स्थिति दोषावह है । 

इसके अतिरिक्त अन्य आपत्ति है, दशे-पूर्णमास आदि यागों में सर्वात्मना 
उपांशुत्व घमम की प्रबृत्ति होना | क्योंकि इन यागों के विधायक वाक्य यजु्मेंद में 
हैं, अतः सब यज्ञों के यजुर्वेदास्तर्गत होने से पूरे दर्श-पूर्णमास आदि यागों में 
उपांशुत्व धर्म की प्रवृत्ति होगी, जो अभीष्ट नहीं है। इसलिए उक्त वाब्यों में 
ऋक्‌ आदि पदों को वेदवांचक न मानकर ऋगृवर्गीय मन्त्र का वाचक मानना 
उपयुक्त होगा | इससे 'उच्चेऋंचा क्रयते' आदि श्रूति भी उपकृत होगी। 'ऋक' 
आदि पदों के वेदवाचक होने में अन्य हेतुओं के उपस्थित किये जाने पर भी इस 
आशंका का समाधान नहीं किया गया। शिष्य द्वारा प्रस्तुत करने पर आचार्य 
सूत्रकार ने समाधात किया-- 


न सर्वेस्मित्निवेशात्‌ ॥७॥ 

[सर्वस्मिन्‌ ] सम्पूर्ण ऋग्वेद में उच्चेस्त्व, सम्पूर्ण यजुर्वेद में उपांशुत्व तथा 
सम्पूर्ण सामवेद में उच्चैस्त्व धर्म के [निवेशात्‌ ] निवेश--व्यापक होने से उक्त 
आशंका का अवकाश [न] नहीं है, प्रस्तुत प्रसंग में । 

उक्त वाक्‍्यों के 'ऋक' आदि पदों को वेदवाचक मानने में आदंकारूप से 
जो दोष उपस्थित किया गया है, यह युक्त नहीं है। क्योंकि उक्त वाक्‍्यों से सम्पूर्ण 
ऋग्वेद आदि में अपने-अपने उच्चैस्त्व आदि धर्मो का विधान स्वीकार किया गया 
है, किसी अंश का वहीं | यदि कोई ऋचा ऋग्वेद से स्थानान्तरित होकर यजुर्वेद 
में पढ़ी जाती है, तो यजुर्वेद के अन्तर्गत होने से उसका धर्म उपांशुत्य है। उच्चेस्त्व 
धर्म सम्पूर्ण ऋग्वेद का केवल ऋचा का धर्म नहीं है। इससे सम्पूर्ण किसी भी वेद 
का दो धर्मों से सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता। एक ऋचा का भी दो घर्मों से 


अथ तृतीयाध्याये तृतीय: पाद: ४३६ 


सम्बन्ध नहीं, क्योंकि जो कचा जिस वेद में पठित है, उसका केवल वही एक धर्म 
है, जो उस वेद का विहिंत है। इसका फलिता्थे यही होता है कि जिन कतिपय 
ऋचाओं को स्थावान्‍्तरित हुईं कहा जाता है, बस्तुत: अपने रूप में वे भिन्‍न हैं, 
यद्यपि उनकी आकृति व आनुपूर्वी समान होती है। इसलिए किसी पर भी दो घर्मों 
से युक्त होने का दोष आपादित नहीं होता ॥७॥॥ 

प्रकरण का उपसंहार करते हुए सूत्रकार ने बताया-- 


बेदसंयोगास्न प्रकरणेन बाध्येत ॥८॥॥ 


[वेदसंयोत्‌ ] उच्चैस्त्व आदि धर्मों का वेद के साथ सम्बन्ध होने के कारण 
[प्रकरणेन ] प्रकरण से [न] नहीं [वाघ्येत] बाघा होगी, उच्चैस्त्व जादि धर्म 
की। 

(/प्रथम जो यह कहा गया है कि उच्चैस्त्व आदि को मन्त्र का धर्म मानने पर 
“उच्चेऋँचा क्रियते' आदि प्रकरण अनुगृहीत होगा; और ऐसा न मानते पर अथवा 
ऋक आदि पदों को ऋग्वेद आदि का वाचक मानने पर जो यह दोष बताया गया 
कि कतिपय ऋचा ऋणग्वेद से स्थानान्तरित होकर यजुबेंद में पठित हैं, उनका 
उच्चैस्त्व घर्मं बाधित होगा, और उनका उपांशुत्व धर्म ऋग्वेद में बाधित होगा, 
ये दोनों कथन युक्त एवं साधार नहीं हैं। कारण यह है कि उच्चेस्त्व आदि को 
बेद का धर्म मानने पर यदि प्रकरण अनुगृहीत नहीं होता, तो यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि प्रकरण की अपेक्षा वाक्य के बलवान्‌ होने से वाक्य द्वारा प्रकरण 
बाधित हो सकता है। दूसरा -स्थानान्तरित ऋचाओं के '“उच्चेस्त्व' आदि घर्मो 
की स्थानान्तर में बाधा का कथन भी निराघार है। इसका उल्लेख गत सूत्र की 
व्याख्या में कर दिया गया है। फलत: 'उच्चैक्रैचा क्रियते' आदि वाक्‍्यों में 'ऋक्‌” 
आदि पद ऋग्वेद आदि के वाचक हैं, यह उपपन्न होता है ॥८॥ (इति उन्चैस्त्वा- 
दीनां वेदधर्मताधिकरणम्‌--१) 


(आधाने गानस्योपांशुताधिक रणम्‌--२) 


यजुवेंद [३५] में कहा -अग्निमन्‍्नावसन्नाद्यायाद्े” अन्नाथ के लिए 
अन्नाद अग्नि का आधान करे। इसके अनुसार 'बसन्‍्ते ब्राह्मणोनीनादधीत, ग्रीष्मे 
राजन्य:; शरदि वेश्य:' वसन्‍्त ऋतु में ब्राह्मण, ग्रीष्म में क्षत्रिय, शरद्‌ में वेब्य 
अस्नियों का बाधान करे; तथा इसी प्रकार 'य एवं विद्वान्‌ अग्निमाधत्ते' [मैं०सं० 
१।६॥३, १३] जो इस प्रकार जानता हुआ अग्नि का आधान करता है, इत्यादि 
अग्त्याधान-कर्म का विधान यजुर्वेद में किया गया है। उस अग्न्याधान-कर्म 
में उसके अज़ुरूप से कतिपप सामगानों का विधान है--“य एवं विद्वान वार 
बन्तीयं गायति' जो इस श्रकार विद्वान्‌ वारवन्तीय नामक सम का गान करता 


डीड० मीमांसा-दर्शन 


है, 'य एवं विद्वान्‌ यज्ञायज्ञीयं गायति' जो इस प्रकार विद्ान्‌ यज्ञायज्ञीय नामक 
साम का गान करता है, 'य एवं बिद्वान्‌ वामदेव्यं गायति” जो इस प्रकार विद्यान्‌ 
वामदेव्य नामक साम का गान करता है। शिष्य जिज्ञासा करता है--इस विषय 
में सन्देह है---वया अच्त्याधान-कर्म में सामगान उपांशु करना चाहेंए ? अबवा 
उच्चें; करना चाहिए ? सामगान सामवेद से किया जाता है, जो वाखन्तीय 
आदि ऋचाओं में गाया जाता है। 'उच्चे: साम्ना” विधान के अनुसार अग्नयाधान 
में भी सामों का गान उच्चे: करना प्राप्त होता है । 
आचार्य सूत्रकार ने बताया-- 


गुणमुख्यव्यतिकमे तद्ंत्वान्मुस्येन बेदसंयोगः ॥६॥॥ 

[गुणमुख्यव्यतिक्रमे] गौण और प्रधान कर्मों में किसी एक अवसर पर 
परस्पर विरोध होने पर [तदर्थ॑त्वात्‌] गुणविधि के प्रघान-निमित्त होने के कारण 
[मुख्येन | मुख्य >-प्रधान विधि के साथ [वेदसंयोग: ] वेद का सम्बन्ध जानना 
चाहिए । 

यहाँ प्रसंग में अन्याधान प्रधान कर्म है। वारवस्तीय आदि सामगान उसकी 
सम्पन्तता के लिए होने के कारण आधान के अज्भूरूप हैं, अर्थात्‌ गौण कम हैं। 
यद्मपि उच्च: साम्ता' विधान के अनुसार गौण रूप सामगान कर्म में 'उच्चैस्त्व' 
धर्म प्राप्त होता है, तथापि प्रधान कर्म अम्न्याधान यजुवेंद द्वारा विहित होने के 
कारण आधान कम में सामग्रानहूप गौण कर्म के लिए यजुर्वेद-सम्बन्धी उपांशु- 
स्वर का ही उपयोग होगा। 

प्रस्तुत प्रसंग में सन्‍्देह का स्वरूप इस प्रकार समभना चाहिए--गौण-प्रधान 
कर्मों में विरोध होने पर क्या ग्रुणकर्म के अनुरोध से प्रधान कम के धर्म का 
परित्याग कर दिया जाय ? अथवा प्रधान कर्म के अनुरोध से गौण कर्म के धर्म का 
परित्याग किया जाय ? ऐसा संशय होने पर आचार्य ते निर्णय दिया है-- गौण कर्म 
के धर्म का परित्याग करना ही न्याय्य है। साथ ही प्रधान कम के धर्म का संरक्षण 
करना उचित है। कारण यह है --अ्रधान कर्म को सग्रुण-सम्पत्त बनाने के लिए 
व्यक्ति गौण कर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्त होता है; क्योंकि गुणकर्म प्रधानकर्म की 
पूर्ण साज़-सम्पन्नता के लिए ही होता है। यदि गौण कर्म के अनुरोध से प्रधान 
कर्म के धर्म का परित्याग किया जाय, तो प्रधान कर्म अपूर्ण रह जायगा, तथा 
गौण कर्म का अनुष्ठान व्यर्थ हो जायगा। इससे समस्त कर्मानुष्ठान निष्फल रहेगा, 
क्योंकि सामबेद से किया जानेवाला सामगान ग्रुणकर्म है; तथा यजुर्वेद- बविहित 
अम्न्याधान प्रधान कम है; उसकी सिद्धि के लिए ही व्यक्ति गुणकर्मानुष्ठान 
में प्रवृत्त होता है। ऐसी स्थिति में प्रधान कर्म अग्न्याधान के विधायक बजुर्वेद के 
“उपांशुत्व' धर्म का संरक्षण सामवेद के 'उन्चैस्त्व” धर्म का परित्याग करने पर 


अथ तृतीयाध्याये तृतीय: पादः 334 


सम्भव है। इसलिए प्रधान कर्म में निदिष्ट साम उपांशुस्वर में गाया जाना 
योग्य है । 

सामगानतों के नामकरण के अनेक आधार होते हैं। उतमें मुख्य दो हैं। एक--- 
गेय ऋचा में किन्‍्हीं पदविशेषों का होना; दूसरा-- किसी के हारा उस गान का 
सर्वश्रधम प्रस्तुतीकरण | चालू श्रसंग में वारबन्तीय और यज्ञायज्ञीय गान प्रथम 
कोटि के हैं, तथा वामदेव्य गान द्वितीय कोटि का । पहले दो साम जिन ऋचाओं 
पर गाये जाते हैं, उनमें 'वारवन्त' और 'बज्ञायज्ञ' पदविशेष पठित हैं। तीसरे साम 
का नाम 'वामदेव' व्यक्तिविशेष के नाम के आधार पर है जिसने सर्वप्रथम उस 
गान को प्रस्तुत किया । इसी के अनुसार “वासिष्ठ' “वैश्वामित्र” आदि साम के 
नाम हैं, जिनका प्रस्तुतीकरण वसिष्ठ व विश्वामित्र के द्वारा हुआ ॥६॥ (इति 
आधाने गानस्योपांशुताइघिकरणम्‌--२) । 


(ज्योतिष्टोमस्य याजुर्वेदिकताधिकरणम्‌--३) 


यजुर्वेद-सम्बन्धी वाइमय में ज्योतिष्टोम-विषयक वाक्य पढ़ा है--ज्योति- 
घ्टोमेत स्वगंकामों यजेत '--स्वर्ग की कामनावाला व्यक्ति ज्योतिष्टोम से यजन 
करे । सामवेद-सम्बन्धी वाड्मय में भी इसका ऐसा ही पाठ उपलब्ध होता है।* 
दोनों वेदों में ज्योतिष्ोम का विधान होने से किसको प्रधान विधि और किसको 
अनुवाद माना जाय ? यह सन्देह है । यदि यजुर्वेद-विहित को प्रधान माना जाय, 
तो उसका अनुष्छान उपांशुस्वर से होगा । यदि सामवेद-विहित को प्रधान माना 
जाता है, तो अनुष्ठान उच्चे स्वर से किया जायगा | सूत्रकार ने सन्देह का समा: 
घाव किया-- 


भूयस्त्वेनो भयश्रुति ॥१०॥॥ 


[उभयश्रुति ] दो या अधिक वेदों में सुना जानेवाला कर्म [भुयस्त्वेन ] बहुत 
गुणोंवाला होने से प्रधात विधि माना जाता है। तात्पर्य है--जिस कर्म के गुणों 
का जिस वेद में अधिकता से विधान है, वह प्रधान क्रिया का विधायक जानना 
चाहिए, अन्यत्र का श्रवण उसका अनुवाद होगा। 

'उभयश्रुति' पद में बहुब्रीहि समास है--'उभयथा श्रुति: श्रवर्ण यस्य कण: 
तत्कर्म उभयश्रुति"-अधिक व न्यून गुणवाले दोनों भ्रकार से जिस कम का श्रवण 
विभिन्‍न वेदों में पाया जाता है, वह कर्म उभयश्रुति है। 'उभ्य' सभी वेदों का 
उपलक्षण है। यदि कोई कर्म तीनों वेदों में विहित पाया जाता है, तो उसका निर्णय 
१. द्रष्टव्य--स्वर्गंकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत। आप» श्रौ० १०२।१॥ 

२. द्रष्टव्य--ताण्डच्न ब्रा०, १६॥११-२ ॥ 


डडर मीमांसा-दर्शन 


भी इसी हेतु (भूयस्त्व) के अनुसार कर लेना चाहिए। 

अनेक वेदों में विहित केम की प्रधानता के लिए उसके अनुष्ठान-प्रकारों का 
अधिकाधिक वर्णन ही आधार होता है । अनुष्ठान के प्रकारों का नाम इतिकतेव्यता 
है । जहाँ केवल कर का विधान है, वहाँ इतिकत्तंव्यता की आकांक्षा रहती है; 
उसकी पूर्ति जिस वेद के सहयोग से हो, वहाँ के विधान को अनुष्ठान के लिए 
प्रधान माना जायगा । ज्योतिष्टोम का सर्वाज्जपूर्ण इतिकत्तव्यतायुक्त विधान 
यजुर्वेद में पाया जाता है, इसलिए उसका अनुष्ठान उपांशु स्वर से होना चाहिए । 

प्रद्मपि सूत्र के शाबर भाष्यानुसार ज्योतिष्टोम-अनुष्ठान उपांशु स्वर के साथ 
हो --यह निर्णय दिया गया, परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं है । ज्योतिष्टोम याग में 
तीनों वेदों के मन्त्रों का अपने निर्धारित स्वर के साथ प्रयोग होता है। इसलिए 
कतिपय व्याख्याकारों ते यूत्रार्थ भिन्‍न प्रकार किया है। (इति ज्योतिष्टोमस्य 
याजुर्वेदिकताधिकरणमू--३ ) 


(प्रकरणस्य विनियोजकता5धिक रणमू--४) 


सन्दिग्ध बाक्यों के विनियोग-निर्णय में कारण श्रुति, लिज़़ और वाक्य का 
उपयुक्त भ्रसंगों' में वर्णन कर दिया गया है ! क्या विनियोग के इतने ही कारण हैं ? 
या अन्य भी ? प्रस्तुत अधिकरण का प्रारम्भ इस प्रइन से ही होता है। लोक में 
किसी कायें का उपक्रम प्रायः प्रश्न से होता देखा जाता है---इस नदी का क्या ताम 
है ? यह पत किस नामवाला है? यह फल क्या है? इत्यादि। पूर्वोक्त तीन 
विनियोग-कारणों के अतिरिक्त भी कारण हैं, सुत्रकार ने बताया--- 

असंयुक्‍त प्रकरणाद्‌ इतिकत्तंव्यताथित्वात ॥११॥ 

[अरसंयुक्‍तम्‌ ] श्रुति, लिज्भ, वाक्य से जो असम्बद्ध है, वह कर्म [इतिकत्तंव्य- 
ताथित्वात्‌ ] इतिकरत्तैव्यता की आकांक्षा रखनेवाला होने के कारण [प्रकरणात्‌ ] 
प्रकरण से सम्बद्ध होता है । 

जिस कर्म का विनियोग श्रृत्ति, लिज्भ, वाक्य के आधार पर नहीं होता, तथा 
इतिकत्तेव्यता की आकांक्षा रखनेवाला है, उसका विनियोग प्रकरण के आधार पर 
होता है। 

दर्श-पूर्णगास प्रकरण में पाँच प्रयाज पठित हैं --“समिघों यजति, तनूनपातं 
यजत्ति, इडो यजत्ति, बहिर्य॑जति, स्वाह्मका र॑ यजति' प्रकरण-सा मथ्ये से दर्श-पूर्ण मास 


३. द्रष्टव्य--श्रुति की विनियोग-कारणता (मी० ३।२३-४) में, लिछ्छ की 
कारणता (मी० ३।२।१-२;अधि० १) में; वाक्य की विनियोगकारणता 
(मी० ३।१।१२; अधि० ६) में बताई गई है। 


अथ तृतीयाष्याये तृतीय: पादः डंडे 


में इनका विनियोग होता है, ज्योतिष्टोम अथवा अग्निहोत्र आदि में नहीं। दर्श- 
पूर्णमास को अपनी पूर्णता व सम्पन्तता के लिए इतिकत्तंव्यता की आकांक्षा है, 
जर्थात्‌ किस-किस कर्म को करने से दर्श-पूर्णमास सम्पन्न होते हैं। दूसरी ओर 
प्रयाजसंज्ञक यागों को आकांक्षा है कि हमारा क्या प्रयोजन है ? हमें कहाँ प्रयुक्त 
होना चाहिए ? इस प्रकार परस्पर आकांक्षा होने पर प्रकरणरूप प्रमाण से समिद्‌ 
आदि प्रयाजों का दश्श-पूर्णमास के साथ सम्बन्ध होता है ॥११॥ (इति प्रकरणस्य 
विनियोजकता5धिकरणम्‌---४) । 


(ऋ्रमस्य विनियोजकता5धिकरणम्‌--५) 


पुनः प्रश्न होता है, क्या इतने ही विनियोग के कारण हैं ? नहीं; अन्य भी 
कारण हैं । 
सूत्रकार ने बताया-- 


ऋमश्च देशसामान्यात्‌ ॥१२॥ 


[देशसामान्यात्‌ ] देश की समानता से [क्रम:] क्रम [च] भी वाक्य के 
बितियोग का कारण होता है। 

आनुषूर्वी से कहे गये क्रमवालों में जिस पर्याय से जिस धमे का कथन होता है, 
उसकी आकांक्षा उसी पर्याय के धर्मी के साथ जानी जाती है। आकांक्षा होने पर 
उनकी परस्पर एकवाक्यता होती है। तात्पय॑ है--क्रमानुसार वे एक-दूसरे के 
साथ सम्बद्ध होते हैं। यह क्रम उनके सम्बन्ध -- विभियोग का प्रयोजक होता है। 

इसको स्पष्ट करने के लिए लौकिक उदाहरण है--निदेशक ने कहा--चे व, 
मैत्र और ध्याम दिल्‍ली, मथुरा और आगरा जायेंगे। यहाँ चैत्र आदि घर्मी जैसे 
एक क्रम से कहे गए हैं, वंसे ही दिल्‍ली जाना आदि धर्म का एक क्रम से कथन है। 
अब प्रश्न होता है, कौन दिल्‍ली जायगा ? कौन आगरा ? क्रम इसका विनियोजन 
करता है। चैत्र दिल्‍ली जायगा, मैत्र मधुरा और इ्याम आगरा । 

प्रस्तुत प्रसंग में शास्त्रीय उदाहरण है--आनुषूर्वीवाले यागों में अनुमन्त्रण- 
मन्‍्त्रों का पाठ। यह प्रसंग दर्श-पूर्ण मास में आता है । दर्श-पूर्णणास में असोमयाजी 
(जो सोमयाग का उपक्रम न कर द्श्-पूर्ण मास के अनुष्ठान में श्रवृत्त हुआ हो, 
उस-]) के प्रधान यागों का क्रम इस प्रंकार है : पूर्णमास में--आग्नेय, उपांशुयाज, 
अग्नीषोमीय ; दर्श में--आग्नेय, उपांशुयाज, ऐन्द्राग्ग । प्रत्येक याग के होम 
के अनन्तर यजमान उस-उस देवता से आशी: 'चाहता है; उसके मन्त्रों को 'अनु- 
मन्त्रण! कहते हैं। दर्श-पूर्ण मास के प्रधान याग के अनुमन्त्रण-मन्तर हैं--पूर्णमास में 
अग्नेरन्नादो ०, दब्धिनामासि०. अग्नीषोमौ वृत्रहणौ'। दर्श में 'अग्तेरन्‍्नादो०, 
दुब्धिर्नामासि, इन्द्रास्त्योरहूं ०" । ऋमानुसार प्रथम और तृतीय संख्या पर निदिष्द 


डीडड मीमांसा-दर्शन 


मन्त्रों में देवता-निर्देशरूप लिज्भू से यह निश्चित हो जाता है कि इन मन्त्रों का 
विनियोग आग्नेय, अग्नीषोमीय और ऐशन्द्राग्न बागों में होना चाहिए। परन्तु 
“दब्धिर्नामासि' मन्त्र में देवतानिर्देश आदि कोई लिज्भ न होने से यह सन्देह होता 
है कि इसका विनियोग उपांशुयाज में होता है ? या नहीं ? सन्देह का निवारण 
सूत्रकार ने क्रम के आधार पर किया है। मन्त्रपाठ की आनतुपूर्वी में 'दब्धिर्ना- 
मासि०” मल्त्र 'अग्नेरन्तादो ०' के अनन्तर पढ़ा है। यागों की आनुपूर्वी में आग्नेय 
याग के अनन्तर उपांशुयाज निदिष्ठ है। इस क्रम के बल पर 'दब्धिनामासि०' 
मन्त्र का विनियोग उपांझुयाज याग में निर्धारित होता है। 

इसी प्रकार ऐन्द्राग्न कर्म के अनुष्ठान का विधान उस व्यक्ति के लिए है, 
जिसके सम्बन्धी असमय मरते हों तथा जिसके अनेक चत्रु हों। उस ऐन्द्राग्न कमें 
में इन्द्राग्गी देवतावाले याज्या-अनुवाक्या के दो जोड़े पढ़े गए हैं,/ एक है--- 
“इन्द्राग्गी रोचना दिव:, प्रचषणिम्य:'; दूसरा है--इन्द्राग्ती नवर्ति पुरः, इनथद्‌ 
चृत्रम्‌!। यद्यपि यहाँ लिज् से विनियोग निश्चित है, पर यह विशेष विनियोग क्रम 
के आधार पर होता है कि याज्या-अनुवाक्या का पहला जोड़ा प्रथम ऐ&न्द्राग्न कर्म 
में विनियुकत है। यह ऐन्द्राग्न कम उस यजमान के द्वारा किया जाता है, जिसके 
सम्बन्धी असमय मर जाते हों; और दूसरा जोड़ा दूसरे ऐन्द्राग्त कर्म में विनियुक्त 
होता है, जो उस यजमान के द्वारा किया जाता है, जिसके अनेक शत्रु हों । विनि- 
योग में क्रम के कारण का यह अन्य उदाहरण है ॥१२॥ (इति क्रमस्य विनियो- 
जकताधिकरणम्‌ू--५) । 


(समाख्याया विनियोजकताधिक रणम्‌--६) 


शिष्य जिज्ञासा करता है--क्या विनियोग के इतने ही कारण हैं ? या अन्य 
भी हैं? 
सूत्रकार ने समाधान किया, अन्य भी कारण हैं-- 


आख्या चेव॑ तदर्थत्वात्‌ ॥१३॥ 


[आख्या] आख्या-समाख्या-संज्ञा [च] भी [एवम्‌] इसी प्रकार विनियोग 
का कारण है। संज्ञा के [तदर्थत्वात्‌ | उस समाख्येय-संज्ञी के लिए होने के कारण । 

श्रुति, लिज्, वाक्य आदि अन्य कारणों के समान समाख्या भी विनियोग का 
कारण है। कोई भी संज्ञा अर्थात्‌ नाम-पद संज्ञा-संज्ञी के अनिवार्य सम्बन्ध पर 
आश्रित रहता है। तात्परय॑ है--किसी संज्ञा-पद का प्रयोग किसी संज्ञी के लिए 
तभी सम्भव होगा, जब उनका वाच्य-बाचक-सम्बन्ध निर्धारित हो। समस्त 
बैदिक-लौकिक व्यवहार इसी व्यवस्था पर संचालित हैं। जैसे पाचक-लावक संज्ञा- 
पद हैं। पाचक संज्ञा-पद को सुनकर पाक-क्रिया के साथ 'पाचक' नामवाले व्यक्ति 


अथ तृतीयाध्याये तृतीय: पादः है 38] 


का सम्बन्ध जाना जाता है; लवन (फ़सल काटना) क्रिया के साथ 'लावक' नाम- 
वाले का । आज भी इस प्रदेश की जनभाषा में पकी फ़सल को काटनेवाले व्यक्तियों 
के लिए 'लावा' पद का प्रयोग होता है। इसी प्रकार वैदिक वाड्मय में 'आध्वयेव' 
और 'हौत्र' नामक कर्मों का उल्लेख है। आध्वर्यव नाम से कहे जानेवाले कमें 
अध्वर्यू ढ्वारा किए जाने चाहिएँ, और होत नामवाले होता के द्वारा । इन उदाहरणों 
में विनियोग का कारण समाख्या है, क्योंकि यहाँ श्रुति आदि अन्य कारण भ्राप्त 
नहीं हैं। समाख्या को कारण माने जाने का यही प्रयोजन है॥१३॥ (इति 
समाख्याया विनियोजकताधिकरणम्‌ -- ६) । 


(श्रुत्यादीनां पूर्वेपू्वं बलीयस्त्वाधिक रणम्‌ --७) 


श्रुति, लिज्भ, वाक्य, प्रकरण, स्थान और सम्ताख्यारूप छह कारण विनियोग 
के बताए गए । जब किसी प्रसंग में एकसाथ अनेक कारण प्राप्त हों, तब विनियोग 
के कौन-से कारण का प्रयोग होना चाहिए ? इसके निर्धारण के लिए उनके बला- 
बल का विचार प्रस्तुत है । जो बलवान्‌ होगा, उसका प्रयोग किया जायगा, अबल 
हंट जायगा। इसकी व्यवस्था के लिए सूत्रकार ने कहा-- 


श्रुतिलिड्भवावयप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये 

पारदोबल्यम्‌ अर्थविशप्रकर्षात्‌ ॥१४॥ 

[श्रुतिलिज्ञ--समाल्यानाम्‌ ] श्रुति, लिज्ु, वाक्य, प्रकरण, स्थान और 
समाझ््या के [ समवाये] एकसाथ अनेक विनियोग-कारणों के उपस्थित होने पर 
[पारदौब॑ल्यम्‌] पूर्व की अपेक्षा पर ढुबंल माना जाता है, [अर्थविश्रकर्षात्‌ |अर्थ 
की दूरी होने के कारण । 

एक समय में एक अर्थ का विवेचन हो सकता है, अनेक का नहीं । विनियोग 
के छह कारणों के परस्पर बलाबल का विचार एकसाथ सम्मव न होने से यथा- 
क्रम दो-दो के जोड़े को लेकर विवेचत भ्रस्तुत है। सर्वप्रथम श्रुति, लिज़ पठित हैं । 
इंसमें कौन बलवान्‌ कौन दुबंल है ? यह विवेच्य है। इस विवेचन से पूर्व यह जान 
लेना आवश्यक है कि श्रुति आदि का स्वरूप क्या है ? 

श्रुति--इस पद का यहाँ वेद या आम्नाय अर्थ नहीं है। जो शब्द अवणमात्र 
से--किसी अन्य पद की आकांक्षा किए बिना--अपने स्पष्ट अर्थ का कथन करता 
है, वह यहाँ 'श्रुति' नाम से अभिप्रेत है। तात्पय है--निराकांक्ष पद श्रुति है। ऐसे 
पद सुबत्त और तिडन्त दोनों प्रकार के हैं---सुबन्त +-नामपद और तिडन्त-- 
क्रियापद, जैसे--“सोमेन यजेत, अग्निहोज जुहुयात्‌” आदि वाक्य हैं। इनमें 'सोम- 
अम्निहोत्र' सुबन्त-- नामपद हैं। ये अपने अर्थ को अभिव्यक्त करने में किसी अन्य 
यद की आकांक्षा या अपेक्षा नहीं रखते । इसी प्रकार 'पजेत, जुहुयात्‌' ये तिड़ल्त-+ 


डंडे मौमांसा-दर्शन 


क्रियापद हैं; ये भी अपने अथे को--अन्यपद-निरपेक्ष होकर स्वतत्त्र रूप से अभि- 
व्यक्त करते हैं। प्रस्तुत प्रसंग में ऐसे पदों को “श्रुति' नाम दिया गया है। 

ऐसे पद किसी अर्थःके विधायक, अभिधायक और विनियोजक माने जाते हैं। 
उक्त पद सोमयाग और अश्निहोत्र होम के विधायक हैं; इनके अनुष्ठान का 
विधान-करते हैं; अपने अथों के अभिधायक हैं, वाचक हैं; याग में सोम का और 
होम में अग्निहोत्र का विनियोग बताते हैं । इन पदों के साथ लगे विभक्ति या 
एकवचन आदि के आघार पर श्रति के भेद बताए गए हैं--विभक्तिरूप, एक- 
वच्नछूपा, एकपदरूपा। 'सोमेन” पद में 'सोम' के साथ तृतीया विभक्ति सोम को 
याग का बज बताने में किसी अन्य की आकांक्षा न करने के कारण यह विभक्ति- 
रूपा श्रुति है। एकवचन---अन्य-निरपेक्ष केवल सोम को याग का साधन या अज्भ 
बताने के कारण यह एकवचनरूपा श्रुति है। सोमपद अन्य-नि रपेक्ष होकर केवल 
सोमद्रब्य का कथन करने से एकपदरूपा श्रुति है। 

इसी प्रकार 'ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति, ब्रीहिभियंजेत' आदि में भी विभक्तिरूपा, वचन- 
रूपा, पदरूपा श्रुति को समझ लेना चाहिए। ब्रीहि पद के साथ लगी द्वितीया- 
तृतीया विभक्ति यथाक्रम ब्रीहि को प्रोक्षण का और याग का अज्ज बताने में अन्य- 
निरपेक्ष हैं; यह विभक्तिरूपा श्रुति है। बहुवचन का श्रवण ब्रीहि के प्रोक्षण और 
याग में बहुत-से ब्रीहि का कथन करने से यह वचनरूपा श्रूति है। यह अन्य- 
निरपेक्ष होकर एक दाने से प्रोक्षण व याग का निषेघ कर बहुत-से ब्रीहि का कथन 
करती है। शास्त्र में इसकी सीमा बताई है, कितने मुट्ठी ब्रीहि लेने चाहिएँ । ब्रीहिं 
पद का श्रवण अन्य-निरपेक्ष होकर अपने विशिष्ट अर्थ को अभिव्यक्त कर प्रोक्षण 
आदि में यव आदि द्रव्य का निषेध करता है; यह एकपदरूपा श्रुति है। इसका 
स्वरूप सवंत्र विधिवाक्यों में इसी प्रकार समभना चाहिए। 

लिझु--किसी भी पद में किसी विशिष्ट अर्थ का बोध कराने के सामथ्ये का 
नाम “लिज है। प्रत्येक पद किसी अर्थ का बोध कराने में समर्थ होता है। इस रूप 
में शब्द और बर्थ का परस्पर नित्यसम्बन्ध है। यह लिड्भ दो प्रकार का है--एक 
शब्दगत, दूसरा अर्थंगत | किसी पद में किसो विहछिष्ट के प्रकाशन का सामथ्ये 
होना 'शब्दगत” नामक लिख है, जैसे--प्रथम सोम, अग्निहोत्र, ब्रीहि आदि पदों 
का उल्लेख किया गया है। किसी पदबोध्य वस्तु के कार्य करने की योग्यता का 
नाम “अर्थगत' लिज्ध है, जैसे--'जलेन सिउचति' वाक्य जलपद के वाच्य अर्थ में 
सींचने की योग्यता है, यह उपयुक्त अर्थ का बोध कराएगा, यह 'अर्थगत' लिंग है। 
इसके विपरीत 'वह्लिना सिज्चति' वाक्यगत वज्ि पद वाच्य-अर्थ आग में सींचने 
की योग्यता न होने से यह किसी उपयुक्त अर्थ का बोध नहीं कराएगा। 

शब्द के साधारण अर्थबोधन-सामथ्यं के अतिरिक्त जो किसी शब्द में विशिष्ट 
देवता को कहने का सामर्थ्य है वह लिज्जः है, जैसे---'कदाचत स्तरीरसि नेच्र 


अंथ तृतीयाध्याये तृतीयः पादः ड७ 


सझ्चस्ति दाशुषे' मन्त्र में “इन्द्र! शब्द का विशिष्ट देवता को कहने का सामथ्ये है- 
हे इन्द्र ! तुम कभी हिंसक नहीं होते, और यजमान को याग का फल देने के लिए 
प्राप्त होते हो। स्कर्द स्वामी ने निरुक्त को टीका” में 'लिज्ुज्ञा अत्र सम: इसकी 
व्याख्या करते हुए लिखा है--लिज्जं देवतामिधानसमर्थ: शब्द:' देवता के कथन 
करने में समर्थ शब्द 'लिज्ठ' कहा जाता है। 

वाक्य- परस्पर-साकांक्ष पदों के समूह को 'वाक्य' कहते हैं। ऐसे पद आपस 
में एक-दूसरे की आकांक्षा रखते हुए पारस्परिक सहयोग से किसी एक पूर्ण अर्च 
को अभिव्यकत करते हैं। 'कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र' यह एक वाक्य है। 'सोमेन 
यजेत स्वर्गकाम:, अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गंकाम: आदि सब ऐसे ही वाक्य हैं। 
वाक्यगत पदों के परस्पर-साकांक्ष होने के साथ-साथ उनमें उपयुक्त अर्थ के बोध 
कराने की योग्यता, और उनका एकसाथ आनुपूर्वी से उच्चरित या लिखित होना 
आवश्यक है। तात्पय है--वाक्‍्यगत पदों में आकांक्षा, योग्यता और आसत्ति का 
अस्तित्व रहना चाहिए। 

प्रकरण--क्रियमाण कर्म का विधान होने पर आकांक्षा होती है, इस कर्म को 
किस प्रकार किया जाना चाहिए ? इसको इतिकत्तंव्यता कहते हैं। किसी कर्म की 
इतिकत्तंव्यता का ज्ञान--जहाँ से वह कम प्रारम्भ होता है और जहाँ पूर्ण होता 
है---उस समस्त सन्दर्म के आधार पर किया जाता है। उसी का नाम प्रकरण है। 
प्रधान कम का प्रतिपादक पूरा सन्दर्भ 'महाप्रकरण' तथा उसके किसी एक अंश में 
इतिकत्तैव्यता आदि को बतानेवाले प्रसंग “अवान्तर प्रकरण' कहे जाते हैं। 
अवास्तर प्रकरण भी अपने रूप में अपना पूरा अस्तित्व रखते हैं। प्रधाव कम 
अपनी सिद्धि के लिए अज्भुभूत इतिकरत्तंव्यता आदि की आकांक्षा रखता है; इति- 
कत्तव्यता आदि अज्भभूत कर्मों का कोई स्व॒तन्त्र फल न होने से वह अपनी फलवत्ता 
के लिए प्रधान कर्म की आकांक्षा रखता है। इस प्रकार उभयाकांक्षी वाक्यों के 
समूह का नाम 'प्रकरण' है, यह भी कहा जा सकता है। सूक्तवाक सन्दंम [३॥२ 
का अधि० ५] इसका उदाहरण है। इसका स्पष्टीकरण बलाबल-पअ्रसंग में आगे 
द्रष्टव्य है । 

स्थान--विनियोजक प्रमाणों में पाँचवाँ 'स्थान' है | आचायों ने इसका अन्य 
नाम “क्रम' बताया है। प्रघान और अद्भुभूत क्तों के समानदेश में होने का नाम 
'स्थान' या "क्रम! है। कर्मों की यह्‌ समानदेशता पाठ और अनुष्ठान दोनों आघारों 
पर होती है। पहले का नाम 'पाठसादेद्य' और दूसरे का “अनुष्ठान सादेश्य' है। 
पाठसादेश्य भी दो प्रकार का है: एक--यथासंल्य पाठ के अनुसार; दूसरा-- 


१. द्रष्टव्य--निरुक्त की स्कन्द स्वामी टीका, प्रथम भाग, अध्याय १, खण्ड १७, 
पृष्ठ १०८, पंक्ति ३-४। 


डडंच मीमांसा-दर्शन 


सन्निधिपाठ के अनुसार । 

समाख्या--अक्वृति-प्रत्यय से सिद्ध यौगिक पद का नाम 'समास्या' है । लोक- 
सिद्ध तामपद लौकिकी समास्या, तथा वैदिक बाइमयसिद्ध नाम बैदिको समाख्या 
कहे जाते हैं । 

श्रुति आदि के स्वरूप-निर्देश के अनन्तर इनके पारस्परिक बलाबल का 
विचार प्रस्तुत है। 


(अथ लिज्जात्‌ श्रुतेः प्रावल्याधिकरणम्‌ ) 


पूर्व-निर्दशानुसार दो-दो के जोड़े को लेकर बलाबल का विचार प्रस्तुत 
है। पहला जोड़ा है--श्रुति और लिज्भ । किसी पद या वाक्य के विनियोग के 
लिए जब श्रुति बौर लिज्ञ समान बल से परस्पर-विरोधी होकर उपस्थित हों 
तब कौन सबल और कौत अबल है, इसका विचारपूर्वक निर्णय करने के लिए 
जाचायों ने उदाहरण-वाक्य सुझाया हैं--ऐम्द्रचा गाहेपत्यमुपतिष्ठते'---इस्द् 
देवतावाली ऋचा से गाहंपत्य अग्नि का उपस्थान करता है। यहाँ विचारणीय 
है--क्या इन्द्र देवता और गाहेपत्य अग्नि दोनों में से चाहे जिस एक का उपस्थान 
करना चाहिए ? ऐसी अव्यवस्था है ? अथवा केवल एक गाहंपत्य का उपस्थान 
हो, ऐसी व्यवस्था है ? यदि श्रुति-> गाहेपत्यम्‌' यह कर्मकारक द्वितीय विभक्ति 
का श्रवण, और लिज्ञ-- 'ऐन्द्री' पद में इन्द्र देवता को कहने का सामथ्यें, दोनों 
विनियोग-कारण समान बलवाले हैं, तो उक्त वचन में विकल्प मानना होगा ; इन्द्र 
और गाहपत्य दोनों में से किसी एक का उपस्थान करे। यदि श्रुत्ति सबल है, तो 
केवल गाहंपत्य का उपस्थान होगा। 
जिज्ञासु आशंका करता है--अथम आपने बताया, अर्थवाले परस्पर-साकांक्ष 
पदों का समूह वाक्य है। इसके अनुसार 'ऐन्द्रथा गाहंपत्यमरुपतिष्ठते' यह वाक्य है, 
तब यहाँ लिज्ञ और वाक्य का विरोध करना चाहिए, श्रुति और लिज्ञ का नहीं। 
यदि लिज़ु सबल है, तो इन्द्र पद का विशिष्ट देवता के कथन में सामर्थ्य होने के 
कारण इन्द्र का उपस्थान होगा । यदि सबल होता है, तो गाहुंपत्य का उपस्थान 
होगा। इपलिए उक्त वाक्य को लिज़ और वाक्य के परस्पर बलाबल की परीक्षा 
के लिए उदाहरण समभना चाहिए; श्रुति, लि के बलाबल की परीक्षा के लिए 
नहीं । 
हर आचाये ने समाधान किया, यह कहना ठीक है कि 'ऐन््रथा गाहेंपत्यमुपतिष्ठते! 
वाक्य है । परन्तु साथ ही यह श्रुति भी तो है। यहाँ कर्म कारक ह्वितीया विभक्ति 
के साथ “गाहपत्य' श्रवण उसे तत्काल 'उपतिष्ठते' के साथ जोड़ता है। इसलिए 
श्रुति लिज्ञ से विरुद्ध होती है; वाक्य का लिझ्भ से कोई विरोध नहीं, क्योंकि 
लिज्ज के बलवान्‌ होने पर 'ऐन्द्रया उपतिष्ठते' में वाक्यगत 'गाहपत्य' पद इन्द्र को 


अथ तृतीयाघ्याये तृतीय: पाद: डडह 


कहने के कारण उसके साथ एकवाक्यता को प्राप्त होगा; तब लिझ्ञ और वाक्य 
का विरोध कहाँ रहा ? विरोध तभी होगा, जब गाहंपत्य के साथ लिज़़ की एक- 
वाक्यता न हो। यह विरोध श्रुति और लिज्ञ के परस्पर-प्रतियोगी रूप में सामने 
आने पर सम्भव है। इसलिए उक्त उदाहरण श्रुति और लिज्ज के बलाबल की 
परीक्षा के लिए उपयुक्त है ॥...* 

उक्त वाक्य में 'गाहंपत्यम्‌ पद श्रवणमात्र से--अन्य किसी की आकांक्षा या 
अपेक्षा किए बिना ही--“उपतिष्ठते' के साथ एकवाक्यता को प्राप्त होकर पूर्ण 
अथ्थे को अभिव्यक्त कर देता है। इसमें अर्थ का विप्रकर्ष नहीं है। तात्पये है-- 
अर्थाभिव्यक्ति में कोई विल्मम्ब नहीं होता । परन्तु वाक्य में तृतीयान्त करण कारक 
'ऐन्द्रया' पद ऐसा नहीं है। यह पद साक्षात्‌ इन्द्र को न कहकर इन्द्र देवतावाली 
ऋचा का वाचक है। वह ऋचा को ढूंढता है। ऋचा है---“कदाचन स्तरीरसि 
नेन्द्र ! सरचसि दाशुषे', ऋचागत “इन्द्र” पद देवताविशेष का कथन करने में समर्य 
होने से लिड्भ है। 'ऐन्द्री' पद के अनुसार जब तक लिज्ञ उपस्थान के लिए तैयार 
होकर आगे आता है, उससे पहले ही श्रुति अपना काये कर चुकी होती है। 
तात्पये है--उपस्थान के लिए अर्थाभिव्यक्ति में विलम्ब के कारण लिजू अबल 
और मर्थाभिव्यकति में विलम्ब न होने के कारण श्रुति सबल है। उपस्थान गाहं- 
पत्य अग्नि का होता है, उस अवसर पर इन्द्र देवतावाली ऋचा का केवल उच्चा- 
रण क्रिया जाता है। ऋचा का उच्चारण करते हुए गाहंपत्य का उपस्थान किया 
जाता है; वह अज्भी, और अन्य अज्ु हैं । 


(अथ वाक्‍्यात्‌ लिज्जस्य प्राबल्याधिकरणम्‌ ) 

प्रथम निर्देशानुसार उपयुक्त अर्थ के बोधक परस्पर-सापेक्ष सुबन्त-तिडन्त 
पदों के समूह का नाम वाक्य है। वाक्यगत वे पद श्रुतिरूप या लिज़रूप होते हैं । 
पहले जन वे पद अर्थ का बोध करा देंगे, उसके अनस्तर ही वाक्य अर्थबोध करां 
सकेगा। जैसे लिज्ज ('कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र ! ” में इन्द्र पद) अर्थबोध कराने 
के लिए श्रुति ('ऐन्द्रधा' पद) पर आधारित रहने से श्रृति की अपेक्षा दुबंल होता 
है, ऐसे ही वाक्य अर्थवोध कराने में श्रुति और लिज्भ पर आधारित रहता है, 
इसलिए लिज्ज की अपेक्षा वाक्य दुबंल होगा, क्योंकि लिज्लपद की अपेक्षा वाक्य 
द्वारा अर्थनोध होने में विलम्ब हो जाता है। इसको स्पष्ट करने के लिए आचायों 
ने उदाहरण सुकाया-- 

स्थोर्न ते सदन कृणोमि, घृतस्य घारया सुशेवं कल्पयामि । तस्मिन्‌ सोदाधमृते 

प्रतितिष्ठ, ब्रीहीणां मेध सुमनस्यमानः । 

ब्रीहि से तैयार किए गए पुरोडाश ! तेरा सुखद घर बनाता हूँ, उसे घृत की 
घारा से निवासयोग्य सुखकर निष्पन्त करता हूँ, निरुपद्रव उस स्थान में तू प्रतिष्ठा- 


४५० मीमांसा-दरशम 


पूर्वक स्थिर होकर बैठ । इसमें सन्देह है, क्या सम्पूर्ण मन्त्र का विनियोग पुरोडाश- 
पात्र को घी से चुपड़ने और पुरोडाश को वहाँ रखने में करना चाहिए ? अथवा 
'कल्पय्रामि' पर्ेन्त पुरोडाशपात्र के उपस्तरण (चुपड़ने) में, तथा शेष मच्ज पुरो- 
डाश को पुरोडाशपान्न में रखने के लिए करना चाहिए ? यदि वाक्य बलवान्‌ है, 
तो दोनों कार्यों (पात्र के उपस्तरण और पुरोडाश) में पूरे मन्त्र का प्रयोग किया 
जाना चाहिए। क्योंकि मन्त्र के दोनों भागों के क्रियापद 'कल्पयामि' और 'सौद' 
एक पुरोडाश से सम्बन्ध रखते हैं; तेरे लिए घर बनाया, उसमें तू बैठ; इस प्रकार 
इनमें एकवाक्यता सम्पन्न होती है। यदि लिज्ज बलवान्‌ है, तो 'कल्पयामि'-पर्येन्‍्त 
मन्त्रभाग का घर के बनाने में, तथा बेष भाग का पुरोडाश को रखने में विनियोग 
होगा । कारण यह है --स्योनं ते सदन कृणोमि' यह अंश घर बताने को कहने में 
समय है; तथा 'तस्मिन्‌ सीद' यह अंश पुरोडाज्ष को उस स्थान में रखने को कहने 
में समर्थ है। जिज्ञासा है, इन दोनों में से किसको स्वीकार किया जाय ? उक्त 
सन्दर्भ-प्रसंग में लिज् और वाक्य दोनों समानबल प्रतीत होते हैं। 

श्रुति के साम्मुख्य में लिज्भ दुर्बल माता गया है। श्रूति लिड्भ को बाधित कर 
देती है। जो एक की बराबरी में बाधित हो जाता है, उसकी दुबंलता निश्चित 
रहती है। सम्भव है, वाक्य के साम्मुख्य में भी लिझ्ठ दु्वंल होकर बाधित हो 
जाय | ऐसी स्थिति में आचार्य सूत्रकार ने बताया--लिज्जु और वाक्य दोनों के 
साम्मुख्य में लिज़् सबल होता है, वाक्य दुबंल । कारण है--अर्थ-विप्रकर्ष, वाक्य 
में अर्थे की दूरी होना। 'स्योनं ते सदनं कृणोमि' मन्त्र दर्श-पूर्णमरास प्रकरण में 
पठित होने से दर्श-पूर्ण मास का अज्ञ है। 'तैरे सदन को बनाता हूँ अपने इस अर्थ- 
सामथ्यंख्प लिज्भ से पुरोडाशपात्र के उपस्तरण में विनियुक्त होकर सफल 
अयोजनवाला हो जाता है | इसीलिए पुरोडाश के स्थापन में विनियोग की योग्यता 
को खो बैठता है। कोई ऐसा अन्य आधार नहीं, जिप्तके अनुसार 'स्योन ते' मन्त्र 
का विनियोग पुरोडाश की स्थापना में होने का संकेत मिले। 

इसी प्रकार 'तस्मिन्‌ सीद' मन्त्र दर्श-पूर्णमास प्रकरण में पठित होने से दर्श- 
पूर्णणास का अज्भू है। उस अनुकूल घर में प्रतिष्ठापूवंक बैठ' इस अपने अथ॑- 
सामथ्यंरूप लिझ्ठ से मन्‍्त्र का विनियोग पुरोडाज्ञ की स्थापना में निश्चित होता 
है। अन्य कोई ऐसा प्रमाण नहीं, जिसके आधार पर इस मन्‍्त्र का विनियोग पुरो- 
डाश के उपस्तरण में सोचा जा सके । 'स्योनं ते” मन्त्र के श्रवणमात्र से 'तेरा घर 
बनाता हूँ यह स्पष्ट प्रत्यक्ष अर्थ उपस्थित होता है, जो उपस्तरण कर्म के कथन 
करने का सामथ्यंरूप लिज्ञ श्रुत्यर्थ के निकट होने से मुख्य है, बलवान्‌ है। इसके 
विपरीत 'तस्मिन्‌ सीद' मन्त्र का उपल्तरण में विनियोग 'स्योनं ते' मन्त्र के साथ 
उसकी एकवाक्यता को कल्पना के अनन्तर आता है, अतः वह श्रुत्ययं से दुर पड़ 
जाता है। फलतः लिज़ और वाक्य के सा-मुख्य में लिज़ू से वाक्य बाधित हो 


अथ तृतीयाध्याये तृतीय: पाद: ४५१ 


जाता है, इसलिए लिज्भ के अनुसार 'स्योनं ते” मन्त्रभाग पुराशश के उपस्तरण 
में और 'तस्मित्‌ सीद' मन्त्रभाग पुरोडाश के स्थापन में बिनियुक्त होता है, यह्‌ 
निरिचत है! 

यह कहना न्‍्याय्य नहीं है कि श्रुति से बाघित लिज्लू को वाक्य से भी बाधित 
माना जाय । यदि श्रुत्यर्थ से लिज्भ अनुगृहीत होता है, और वाक्य दूर पड़ जाता 
है, तो वाक्य की बराबरी में लिज्भ को बाघित कहना अप्रामाणिक होने से अनुचित 
है। श्रृत्यर्थ के सामीप्य से समर्थित लिज्भ वाक्य से बलवान होता है । 


(अथ प्रकरणाद्‌ वाक्यस्य प्रावल्याधिकरणम्‌) 


प्रथम बताया गया, इतिकत्त॑ब्यता की आकांक्षा करनेवाले कत्तेव्य का कथन 
किया जाना प्रकरण का स्वरूप है। कोई कम किस प्रकार किया जाता चाहिए, 
यह बताना प्रकरण है। वाक्य और प्रकरण के विरोध में कैसे निर्णय होगा ? यह्‌ 
बताना चाहिए। परस्पर-अपेक्षित सार्थक पदों का समूह वाक्य, तथा इस प्रकार 
के अनेक वाक्यों का समूह प्रकरण होता है। प्रकरण अपनी सार्थकता और सफल 
प्रयोजनवाला होने के लिए वाक्य की अपेक्षा रखता है, इसलिए वाक्य सदा प्रकरण 
से बलवान्‌ रहेगा। इसके लिए यूक्तवाक' निगद उपयुक्त उदाहरण है। 


१. सूक्तवाक निगद का पूरा पाठ इस प्रकार है-- 

#इईं छ्ावायूथिवों भद्रमभृत्‌ । अष्मं सुक्तवाकम्‌ । उत नमोवाकस्‌। 
ऋष्या सम सुक्‍तोच्यमर्ते । त्वं सुक्तवागसि। उपश्चितो दिवः पृथिव्यों:। 
ओमन्वतो ते$स्मिन्‌ यज्ञे यजमसान द्ावापृथिवी स्ताम्‌ | शद्भये जीरदानू । अत्र 
स्तू अप्रवेदे। उच्गव्यूती अभय कृतौ। वृष्टि लावा रोत्यापा । शंभुवौं सयो- 
भुबौ । ऊर्जस्वतोी पयस्वती च। सूपचरणा च स्वधिचरणा च | सयोराविदि | 
अग्निरिदं हविरजुषत । अवीवुधत महो ज्यायो$कृत । सोम इदं हृविरजुषत। 
अबीवृधत महो ज्यायो5कृत । अग्निरिदं हविरजुषत। अवोबुधत महो ज्या- 
यो५कृत । प्रजापतिरिदं हविरजुबत । अवीवृधत महो ज्यायो5क्ृत । अग्नीषो- 
साविदं हविरजुषताम्‌ । अवीधधेतां महो ज्यायोडक्राताम्‌ | इन्ब्रास्ती इदं 
हबिरिजुषेताम्‌ । अवोधूधेतां महो ज्यायोहक्राताम्‌। इन्त्र इदं हविरजुषत।! 
अवीवृधत महो ज्यायो&कृत । महेन्द्र इदं हुविरजुषत । अवीबुधत महो ज्या- 
यो5कृत। देवा आज्यपा आज्यमजुषन्त। अवीबुधन्त महो ज्यायो5कत ।अग्निर्‌- 
होत्रेणेदं हविरजुषत। अवोवृधत महो ज्यायो5कृत। अस्यामुधद्ोत्रायां बेव॑- 
गमायाम्‌ । आश्यास्तेड्यं यजसानोश्सौ । आगुराश्ास्ते । सुप्रजास्त्वमाशास्ते । 
सजातवनस्यामाश्ञास्ते । उत्तरां देवयज्यामाशास्ते । भूयों हृविष्करणासा- 
शास्ते। दिव्यं धामा55शञास्ते । विद्व॑ प्रियमाशास्ते। यदनेत हविषा5घशास्ते । 


डर मौमांसा-दर्शन 


इस मल्ज्र में पूर्णणासी के दित सजन किये अग्नीषोभ और प्रजापति देवता, 
अमावास्या के दिन यजन किंये गये .लन्‍द्राग्ती, इन्द्र (अन्य पक्ष में--महेस्‍्द्र ) देवता 
स्मरण किये गये हैं। 

वाक्य और प्रकरण में परस्पर बलाबल की परीक्षा के लिए उपयुक्त सूकवाक 
में दोनों समानबल प्रतीत होते हैं। क्योंकि वाक्य और प्रकरण दोनों में समानरूप 
से इतिकत्तंव्यता की आकांक्षा होने पर किसी एक के बलाबल का निशचय करने में 
कोई कारण दिखाई नहीं देता, इसलिए दोनों समानबल हैं, यही कहता होगा। 
फिर भी वाक्य को दुर्बल कहा जा सकता है, क्योंकि वह लिज़ु से बाघित है। 
सुक्तवाक मन्त्र दक्षंपृर्णमस याग के प्रसंग में पठित है। मन्त्र में जो दोनों यागों के 
देवताओं का कथन है, उसमें एकवाक्यता प्राप्त नहीं हौती। वहाँ देबताकथन 
लिज्ज से इन्द्राग्नी, इन्द्र को पौर्णमासी में प्रयोग से हटाकर अमावास्या में प्रयुक्त 
करना चाहिए । ऐसे ही अम्नीषोम, प्रजापति को अमावास्था में प्रयोग से हंटाकर 
पूर्णमासी में प्रयुक्त करना चाहिए । इसमें सन्देह होता है--यदि प्रकरण बलवान्‌ 
है, तो जो इस दर्शपूर्णमास में यजन किये गये देवता का स्तुतिरूप शेष वाक्य है--- 
“अवीवृधेतां महोज्यायोउक्ताताम्‌' आदि, क्या उसे जितनी बार सूक्तवाक में पढ़ा 
है, उतनी बार पीर्णमासी अमावास्या दोनों यागों में प्रयोग करना होगा ? अथवा 
यदि वाक्य बैलवान्‌ है, तो इन्द्राग्ती शब्द का उत्कर्ष कर (उसे उखाड़कर) जहाँ 
ले-जाया गया है; तथा अग्नीषोम का उत्कर्ष कर जहाँ उसे ले-जाया गया है, वहाँ 
ही प्रयोग करना होगा ? इस विषय में वाक्य और प्रकरण दोनों समानबल प्रतीत 
होते हैं । इसका निर्णय कैसे किया जाय ? 

आचाये सूत्रकार ने समाधान किया--इसका निर्णय अर्थविप्रकर्ष (अर्थ की 
दूरी) के आधार पर किया जाना चाहिए। जहाँ अर्थ की दूरी है, वह दुबंल; जहाँ 
सामीप्य है, वह सबल होगा । सोचना चाहिए, यहाँ अर्थ की दूरी क्‍या है ? 

वाक्य में प्रत्येक पद अलग-अलग साकांक्ष रहता है। वाक्य के पूरे अर्थ को 
अभिव्यक्त करने के लिए वाक्यगत पद एक-दूसरे की आकांक्षा रखते हैं। समस्त 
पद मिलकर पूरा वाक्य अभिमत अर्थ को अभिव्यक्त करने में निराकांक्ष हो जाता 
है; अपने पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त कर कार्यानुष्ठान में प्रवृत्ति का प्रयोजक हो 
जाता है | प्रकरण में यह स्थिति नहीं रहती। प्रकरण अनेक वाक्यों का समुदाय 
होता है। द््पूर्ण मास प्रकरण में सूक्‍्तवाक मन्त्र पठित है--'दर्शपूर्णमासाम्यां 
यजेत्त' वाक्य से याग का विधान है । उसे अपनी इतिकर्त्तव्यता की आकांक्षा रहती 


तदश्र्यात्‌ तवृध्यात्‌ । तदस्में देवा रासन्ताम्‌। तदाम्निवेवों देवेस्यों बनते । 
बयमस्नेर्मानुषा:। इृष्टं च वीत॑ च। उभे चर नो छावापृथिवी अंहसः स्थाताम्‌ । 
इह गतिर्बामस्पेदं च। नमो देवेम्य:। [ते ० ब्रा०, २।१/१० ] 


अथ तृतीयाध्याये तृतीय: पादः ४४३ 


है। समीप में पठित सूक्‍्तवाक है। तब वहाँ वाक्यान्तर से जाता जाता है-- 
“सुक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति” सुक्तवाक मन्त्र का उच्चारण करते हुए प्रस्तर को 
अग्नि में छोड़ता है। इस मन्त्र में पौर्णमासी देवतावाचों और अमावास्या 
देवतावाची पदों का प्रयोग एक-दूसरे से पृथक्‌ करके किया जाता है । उन 
देवताजों के शेषभूत पदों का भी पृथक्‌ करके प्रयोग होता है। इस कारण यद्यपि 
प्रकरण-सामर्थ्य से पौर्णमासी के देवता-पदों के अद्भभूत वचनों का अमावास्या के 
देवतावाची पदों के साथ एकवाक्यता की सम्भावना प्रकट की जा सकती है, 
तथापि पौर्णमासी के देवतावात्री पदों के साथ उनकी एकवाक्यता प्रत्यक्ष है। 
प्रत्यक्ष के साथ विरोध होने पर सम्भावना की उपेक्षा कर दी जाती है। स्वतन्त्र 
वाक्य की अपेक्षा प्रकरण से अर्थाभिव्यतित में विलम्ब होना ही अर्थ की दूरी है। 
इसलिए वाक्य और प्रकरण के परस्पर साम्मुख्य में वाक्य श्रबल और प्रकरण 
दुबंल रह जाता है। लिज्भू से बाधित होने पर वाक्य प्रकरण से भी बाधित होना 
चाहिए,--यह आवश्यक नहीं है । 


(अथ स्थानात्‌ >-क्रमात्‌ प्रकरणस्य प्राबल्याधिकरणम्‌ ) 


कोई वचन किस “स्थान” पर पढ़ा गया है, अथवा किस क्रम पर पढ़ा गया है, 
यह एक ही बात है । स्थात-विशेष वा क्रमविशेष पर पढ़ा जाना वचन” की अपनी 
विशेषता है । सूत्र में 'स्थान' पद दिया है, पर स्पष्टता की भावना से यहाँ 'क्रम'- 
पद का प्रयोग किया जाएगा। प्रकरण और क्रम के साम्मुख्य में कौन सबल और 
कौन दुबंल है ? इसका विवेचन प्रस्तुत है। 

इसको समभने के लिए उदाहरणरूप में आचार्यों ने राजसूय याग का उल्लेख 
किया है। राजसूय याग-प्रकरण के अन्तर्गत अभिषेचनीय के क्रम में शौनःशेप 
आहूयान आदि पठित हैं।* राजसूय का प्रकरण होने से वहाँ प्रधात कम राजसूब- 
याग है। प्रकरण और क्रम के साम्मुख्य में यदि प्रकरण बलवान्‌ है, तो शौन:शैप 
आबड्यान आदि राजसूय प्रकरणस्थित सब कर्मों के अज्ज होंगे। यदि क्रम बलवान्‌ 
है, वो अभिषेचनीय के क्रम में पठित होने से उसी (अभिषेचनीय) कर्म के अज्भ 
होंगे। अर्थाभिव्यक्ति के ये दोनों कारण आपातत: समानबल प्रतीत होते हैं; 
क्योंकि कोई ऐसा विश्लेष हेतु उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर दोनों में से 
किसी एक को बलवान्‌ सिद्ध किया जा सके । श्रत्युत यह कहा जा सकता है कि 
प्रकरण की अपेक्षा क्रम बलबान्‌ है; क्योंकि अन्यत्र प्रकरण-वाक्य से बाधित 


१. द्रष्टव्य--तै ० ब्रा० १७।१०।६॥ आदि पद देवन (द्यूतक्रीड़न) का ग्रहण 
करता है। उक्त ब्राह्मण के उसी प्रसंग में द्यूतक्रीड़ाविषयक आख्यान दिया 
गया है। 


है ९ मीमांसा-दर्शन 


हुआ माना गया है। एक जगह बाधित को दुबल ही समभना चाहिए। सम्भव 
है, वह क्रम से भी बाधित हों जाय । 

डिष्य-जिज्ञासा का आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया--अर्थविप्रकर्ष के 
कारण क्रम की अपेक्षा प्रकरण बलवान्‌ होता है । क्रम में अर्थविप्रकर्ष -- अथे की 
दूरी रहती है। अर्थ की दूरी यहाँ क्या है ? इसे समभना चाहिए | राजसूय- 
प्रकरण में राजसूय-याग प्रधान कर्म है। “राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो 
यजेत' बचन राजसपूय का विधान करता है। वह किसः प्रकार किया जाना 
चाहिए ? अपनी इस इतिकर्त्तव्यता की आकांक्षा रखता है। उस आकांक्षा को 
प्रकरणपठित परिपूर्ण अर्थवाले समस्त वाक्य पूरा करते हैं। इसलिए राजसूय-याग 
के साथ उनकी एकवाक्यता प्रत्यक्ष है, जो याग के प्रयोजन को पूरा करती है। 
उस प्रकरणगत वाक्यसमूह में एक अंश शौन/-शैप उपाख्यान है और अभि- 
बेचनीय संज्ञक सोमयाग कम भी | अनेक कर्मों का प्रकरण में पाठ किसी क्रम से 
होना ही सम्भव है । क्रम के अनुसार यदि शौन:शेप उपाख्यात अभिषेचनीय कम 
के समीप पढ़ा है, तो वह इनमें परस्पर-आकांक्षा का प्रयोजक नहीं है । ये दोनों 
कर्म राजसूय प्रधान कर्म की इतिकत्तंव्यतारूप आकांक्षा को समानखूष से पूर्ण 
करने के कारण उसके अज्भुभूत हैं। प्रधान कम के साथ अज्जभूत कर्म की एक- 
वाक्‍्यता प्रत्यक्ष सिद्ध है। अभिषेचनीय कर्म के प्रति शौन:शेप उपाख्यान कर्म की 
अज्भूता क्रम के आधार पर सम्भावनामूलक कही जा सकती है प्रत्यक्ष-बोधित 
अथे के साम्मुख्य में सम्भावित अर्थ बाधित हो जाता है । फलत: प्रकरण की 
प्रतियोगिता में क्रम दुर्बल और प्रकरण बलवान्‌ रहता है, भले ही प्रकरण वाक्य 
से बाधित होता हो । 

(अथ समाख्याया: क्रमस्य ग्राबल्याधिकरणम्‌ ) 


क्रम और समाख्या के परस्पर विरोध में इनके बलाबल की परीक्षा के लिए 
उदाहरणरूप में आचार्यों ने पौरोडाशिक काण्ड का उल्लेख किया है। कृष्ण- 
यजुर्वेद की तैत्तिरीय मैत्रायणी संहिताओं के दरशंपूर्णमास-प्रकरण का 'पौरोडाशिक 
काण्ड' नाम याज्िकों में प्रसिद्ध है । दर्श अमावास्या के दिन तथा पौर्णमास 
पूर्णमासी के दिन किया जाता है। दर में जिस हि का प्रयोग होता है, उसका 
नाम 'सास्ताय्य' तथा पौ्णमास में प्रयुक्त होनेवाली हृवि का नाम 'पुरोडाश' है। 
यद्यपि उस काष्ड में दोनों हवियों के मन्त्रों का व्याख्यान है, परन्तु पुरोडाश हवि 
के अधिक मन्त्र होते के कारण काण्ड का नाम 'पौरोडाशिक' व्यवह्ृत होता है । 

जिस यजमान ने सोमयाग किया है, उसके लिए दर्श नामक इष्ि में इन्द्र- 


१. द्रष्टव्य--मीमांसा-सुत्र २२।३; अधिकरण २ का प्रारम्भ। 


अथ तृतीयाध्याये तृतीय: पाद: है 3 


देवता के निभित्त दधि और दृग्धहवि का विधान है। इन दोनों हवियों का एक 
इन्द्र देवता होने से दोनों को मिलाकर आहुति दी जाती है । इसी को 'सान्नाय्य'- 
हवि कहते हैं । दूध और दधि के परस्पर सम्मिश्रण द्वारा उनका एफीकरण 
सान्‍्ताय्य/' पद का वाच्यार्थ है। पौरोडाशिक काण्ड में सान्‍्ताय्य ह॒वि के क्रम में 
“शुन्धघ्व॑ दैव्याय कर्मंणे/* मन्त्र पात्रशोधन में विनियोग के लिए पढ़ा गया है--हे 
आप: ! दँव्यकर्म के लिए पात्रों का शोधन करो | शिष्य जिज्ञासा करता है--यहाँ 
सन्देह है---यदि समास्या-- नाम बलवान है, तो काण्ड का 'पौरोडाशिक' ताम 
होने से इस मन्त्र का विनियोग पुरोडाझ-पात्रों के श्लोधन में किया जाना चाहिए। 
यदि क्रम बलवान्‌ है, तो साल्लाय्य हवि के क्रम में पठित होने से सास्नाय्य हृवि- 
पात्रों के शोधन में मन्त्र का विनियोग होना चाहिए। इन दोनों में बलाबल का 
निर्णय होना अपेक्षित है। आपातत: ये समानबल प्रतीत होते हैं; क्योंकि इन 
दोनों में से किसी एक को बलवान्‌ और दूसरे को दुबंल बतानेवाला कोई विशेष 
कारण उपलब्ध नहीं है। फिर भी प्रकरण से बाधित होने के कारण क्रम को 
दुबल कहा जा सकता है । तब नाम (--समाख्या) कारण के आधार पर उक्त 
मन्त्र का विनियोग पुरोडाश-पात्रों के शोधन में किया जाना चाहिए,-यह श्राप्त 
होता है। 

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया--क्रम और समाख्या के 
साम्मुख्य में क्र बलवान्‌ होता है, तथा अगला समाख्या-कारण दुबंल (--पार- 
दौबेल्यम्‌), क्योंकि समाख्या में अर्थ की दूरी रहती है (अर्थविप्रकर्षात्‌) । 
समाख्या का अर्थ॑विप्रकर्ष क्या है ? वह इस प्रकार समझना चाहिए--शुन्धंघ्चं 
देव्याय कर्मणे' मन्त्र का पाठ सान्‍्नाय्य हथि के क्रम में उपलब्ध है, इसलिए 
सान्‍्नाय्य हृवि के साथ उसका साक्षात्‌ सम्बन्ध स्पष्ट है। समाख्या (>-पोरो- 
डाशिक नामक काण्ड) में पुरोडाश के साथ 'शुन्धध्वं दैव्याय' मन्त्र का सम्बन्ध 
नहीं कहा गया। 'पौरोडाशिक' इस समा|ख्या (काण्ड के नाम) में 'पुरोडाश' पद 
देखे जाने से अर्थापत्ति-प्रमाण के आधार पर 'शुन्धध्वं' मन्त्र का पुरोडाद के साथ 
सम्बन्ध जोड़े जाने की कल्पना की जाती है। इसलिए सान्नाय्य हि के साथ 
सनन्‍्त्र का स्पष्ट सम्बन्ध बतानेवाले क्रम से समाल्या-कारण बाधित हो जाता है। 

श्रुति आदि विनियोग के प्रयोजक कारणों में बलाबल की जाँच वहीं अपेक्षित 
होती है, जहाँ एक ही लक्ष्य में दो कारण परस्पर-विरोधी बनकर उपस्थित होते 


१. पराणिनि सूत्र [३११२६] 'पाय्यसान्नाय्यतिकाय्यघाय्या मानहविनिवास- 
सामिधेनीषु” से 'सम्‌-उपसगंपूर्वेक 'नी' धातु से 'प्यत्‌' प्रत्यय लगाकर 
'सान्नास्य' पद हविविशेष अर्थ में निष्पल्त किया गया है। 

२. तै० सं० ११॥३॥ मैत्रा० सं० ११॥३ै॥ शुक्ल यजुः १४१३७ 


श्र मीमांसा-दर्शन 


हैं। अविरोध अवस्था में अपने-अपने लक्ष्य में सभी कारण बलवान हैं। अपने 
लक्ष्य में प्रत्येक कारण विनियोग का प्रयोजक होता है। इसी अनुसार अज्भाज्ि- 
भाव निर्धारित किया जाता है । जिसका वितियोग किया जाय बह अज्जु, जहाँ 
विनियोग किया जाय वह अज्भी होता है । १४॥ (इति श्रुत्यादीनां पृर्वेपुवंबली- 
यस्त्वाधिकरणम्‌---७ ) । 


(द्वादशोपसत्ताया अहीनाज्ताधिकरणम्‌ --८) 


चुतीय अध्याय के प्रारम््न में प्रतिज्ञात शेष लक्षण के उपपादन के अनन्तर 
श्रुति आदि विनियोजक प्रमाणों के बलाबल का निरूपण किया गया। कर्मोमें 
कौन कर्म शेष ->अज्ञ और कौन कर्म शेषी --अज्जी है, इसका (>>अज्ञाज्ि- 
भाव का) निर्णय श्रुति आदि प्रमाणों के आधार पर होता है, जिसका उपयुक्त 
विवरण प्रस्तुत कर दिया गया । श्रुति आदि विनियोजक प्रमाणों के बलाबल 
विचार का कहाँ विरोध होता है, कहाँ नहीं, इसपर अब विवेचन किया जायगा, 
जो गलाबल-विचार के साथ सम्बद्ध है। 

तैत्तिरीय संहिता [६२५] में ज्योतिष्टोम का प्रारम्भ करते हुए पाठ है-- 
'तिख्र एवं साहस्योपसदो द्ादशाहीनस्य / 'साह्न' पद एक दिन में सिद्ध होनेवाले 
ज्योतिष्टोम-याग के लिए प्रयुक्त हुआ है। ययपि ज्योतिष्ठोम पाँच दिन में सिद्ध 
होनेवाला कर्म है, पर एक दित साध्य सोमयाग के कारण इसे 'साह्न' औपचारिक 
रूप में कहा है। ज्योतिष्टोम के तीन उपसद्‌ होते हैं, अहीन के बारह्‌। शिष्य वे 
जिन्नासा कौ--इसमें सन्देह होता है, क्या बारह उपसद्‌ का यह विधान ज्योतिष्टोम 
के लिए है, अथवा अह्वीन के लिए ? प्रतीत होता है, यह बारह उपसदू का विधान 
ज्योतिष्टोम में है, क्योंकि यह विधान ज्योतिष्टोम का प्रारम्भ करके किया गया 
है । मुख्य ज्योतिष्टोम है, अहीन ऋतु का कथत यहाँ गौण है। शिष्य-जिज्ञासा को 
आच्ाय॑ सूत्रकार ने पूर्व पक्षरूप में सूत्रित किया-- 


अहीनो वा प्रकरणाद्‌ गौण: ॥१५॥ 


[वा] सूत्र में 'वा' पद संशय के अभाव का द्योतक है। तात्पर्य है--उक्त 
कथन में संशय का कोई अवकाश नहीं । [अहीनः] सन्दर्भ में 'अहीन-पद ज्योति- 
घ्टोम का वाचक है; [प्रकरणात्‌ ] ज्योतिष्टोम का प्रकरण होने से, [गौणः] 
अहदीन पद गौण है। 

संहिता-सन्दर्भ में 'अहीन” पद गुणवृत्ति से ज्योतिष्टोम के लिए प्रयुक्त हुआ 
है। जो ऋतु दक्षिणा, ऋ्रंतु के अन्य अज्भों तथा फल से हीन--रहित नहीं है, वह 
अहीन है । ज्योतिष्टोम ऐसा ही ऋतु है; उसके लिए उक्त पद का प्रयोग कर दिया 
गया है तथा यह प्रकरण भी ज्योतिष्टोम का है। “द्वादश-अहीनस्य” वाक्य में 


अथ तृतीयाष्याये तृत्तीयः पाद: डभ्७ 


'अहीन' पद ज्योतिष्टोम का वाचक होने से यह आशंका उठाना भी व्यर्थ होगा 
कि वाक्य से प्रकरण बाधित हो जाता है। बाधा विरोध होने पर होती है; यहाँ 
तो वाक्य और प्रकरण दोनों ज्योतिष्टोम का.निर्देश कर रहे हैं। इसलिए बारह 
उपसद्‌ ज्योतिष्टोम में समभने चाहिएँ। 

“उपसद्‌' नामक दृष्टि हैं, जो सोमयाग में दीक्षित होने के अनन्तर सोमा- 
भिषव से पूर्व अनुष्ठित की जाती हैं। किस ऋतु में कितनी उपसद्‌ इष्टि हों ? 
उनकी संख्या यहाँ बताई गई है। सोमयागों में इन इष्टियों का विधान है। 
अहीन' वे हैं जो दो दिन में सिद्ध होनेवाले ऋतु से लगाकर ग्यारह दिन तक में 
सिद्ध होते हैं। बारह दिन में साध्य सोमयाग की संज्ञा 'अहीन” और 'सत्र' दोनों 
हैं। इससे अधिक समय में साध्य सब सोमयाग 'सत्र' कहे जाते हैं । 

बारह उपसद्‌ ज्योतिष्टोम में हैं, इस पूर्वपक्ष का सुत्रकार ने समाधात 
किया-- 


असंयोगात्तु मुख्यस्य तस्मादपकृष्यते ॥१६॥ 


सूत्र में [तु | पद पूर्वेपक्ष की व्यावृत्ति का द्योतक है। तात्पयँ है--संहिता- 
सन्दर्भ में अहीन' पद ज्योतिष्टोम का वाचक नहीं है। 'साह्न' पद से कहे गये 
[सुख्यस्य ] मुख्य ज्योतिष्टोम का द्वादश उपसत्ता के साथ [असंयोगात्‌ ] सम्बन्ध 
न होने से [ तस्मात्‌ | उस साह्न ज्योतिष्टोम से दादद्य उपसद्‌ का होना [अप- 
कृष्यते | खींचा जाता है, हटाया जाता है। तातयें है, बारह उपसद्‌ इष्टियों का 
सम्बन्ध अहीन-संज्ञक ऋतुओं के साथ है; ज्योतिष्टोम के साथ नहीं । 

संहिता-सन्दर्म में बारह उपसद नामक इष्टियों का सम्बन्ध अहीन-संज्ञक 
ऋतु के साथ साक्षात्‌ निर्दिष्ट है। अहीन पद को ग्रुणवृत्ति से नत्र समास के आघार 
पर ज्यो तिष्टोम का वाचक समभना नितान्त अयुक्‍त है । गौण अर्थ की कल्पना 
वहीं की जाती है, जहाँ अभिधावृत्ति से उपयुक्त समञ्जस अर्थ की सम्भावता न 
हो | अहीन पद, दिनवाचक “अहन्‌' शब्द से “अज्ञः खः क्रतौ' [व्याकरण महा- 
भआाष्य ४।२।४३ ] वात्तिक के अनुसार समूह अर्थ में क्रतु अभिघेय होते पर ख॑ 
(८-ईन) प्रत्यय होकर सिद्ध होता है। इस प्रकार अभिधाशक्ति-बोध्य अर्थ इस 
पद का है--ऐसा क्रतु जो एकाधिक दिनों के समूह में सम्पन्त किया जाय। 
आचार्यों ने इसकी सीमा बताई, दो दिन से लगाकर ग्यारह दिन तक में सम्पन्न 
होनेवाले ऋतु 'अहोन' कहे जाते हैं। ऐसे क्रतुओं में बारह उपसद्‌ इष्टियाँ अनुष्ठित 
होती हैं । 

अह्ीन पद का गुणवृत्ति से ज्योतिष्टोम अर्थ समभना स्वर की दृष्टि से भी 
असंगत है। नत्‌ समास होने पर पाणिनि-नियम [६।२।२ ] के अनुसार यह पद 
आयुदात्त होना चाहिए। परन्तु संहिताओं में यह मध्योदात्त उपलब्ध होता है, 


डेभरद मीमांसा-दर्शन 


जो गत पंक्तियों में बताई गई 'अहीन' पद की सिद्धि के अनुसार संगत है। फलतः 
ज्योतिष्टोम में उपसद इष्टियाँ तीन ही होती हैं; बारह उपसद्‌ इष्टियाँ अहीन 
ऋतु में। यह प्रकरण ज्योतिष्ठोम का होने पर भी संहिता-वाक्य इसका स्पष्ट 
कथन करता है। यह तभी सम्भव है, जब साह्न-ज्योतिष्टोम और अहीन को भिन्‍न 
कर्म माना जाता है। ऐसी स्थिति में अहीन पद का प्रयोग ज्योतिष्टोम के लिए 
कहना सर्वथा अयुक्त है ॥१६॥ ( इति द्वादशोपसत्ताया अह्ीनाजताधि- 
करणम्‌--८) 


(कुलायादौ प्रतिपदोत्कर्षाधिकरणम्‌--&) 


“कुलाय“-संज्ञक यज्ञविशेष हैं, विभिन्‍न स्तर के अथवा विजातीय व्यक्ति 
सस्मिलितरूप से जिन यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, वे यज्ञ -< क्रतु 'कुलाय' नाम से 
व्यवह्ृत होते हैं। ज्योतिष्टोम-प्रकरण में पाठ है--” 'युवं हि स्थः स्व: पतौ', इति 
दयोयेजमानयो: प्रतिपद॑ कुर्यात्‌”, 'युवं हि स्थः स्व: पतौ' [ऋ० &१६।२॥ साम० 
१००१] इस ऋचा को दो यजमानों की प्रतिपद्‌ करे। आये पाठ है.“ 'एते 
असूग्रमिन्‍्दव:' इति बहुभ्यो यजमानेम्य:”--इस ऋचा को बहुत यजमानों की 
प्रतिपद्‌ करे। 

ज्योतिष्टोम के प्रात:सबन में गेय बहिष्पवमान स्तोत्र सदोमण्डप से बाहर 
“चात्वाल' नामक स्थान में गाया जाता है। उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्त्ता तीन 
ऋत्विक्‌ मिलकर इसका गान करते हैं। पापश्योघत कर पवित्र करनेवाले इस 
स्तोत्र का गान सदोमण्डप से बाहर होने के कारण इसका '“बहिष्पवमान' ताम है। 
प्रत्येक स्तोत्र तीन ऋचाओं पर गाया जाता है। बहिष्पवमान स्तोत्र की पहनी 
गेय ऋचा 'प्रतिपद्‌' कही जाती है । यद्यपि साभान्‍्यरूप से ज्योतिष्टोम में बहिष्पव- 
मान स्तोव की प्रतिपद्‌ 'उतास्मे गायता नर:! ऋचा विहित है, परन्तु जहां दो 
यजमान मिलकर कऋतु-अनुष्ठान करें, वहाँ बहिष्पवमान स्तोत्र की प्रतिपद्‌ 'युव॑ 
हिं स्थ:' ऋचा को करें। अहीन-संज्ञक सोमयाग में एक, दो या बहुत यजमानों के 
साथ मिलकर याग का विघान है।' 

शिष्य जिज्ञासा करता है -- उक्त प्रतिपदू-ऋचाओं के विषय में सन्देह है--- 
क्या ये दोनों प्रतिपद्‌ ज्योत्िष्टोम के अन्तर्गत हैं ? अथवा दो यजमानों द्वारा 


१. 'एको द्वो बहवो वाषहीनैय॑जेरन्‌! कुतृहलवृत्ति ३३३।१४॥ कात्या» श्रौ० 
१२।१॥४ की विद्याघर टीका की टिप्पणी । सज्रथागों में “थे यजमानास्त एव 
ऋत्विज:” के अनुसार १७ यजमान न्यूनतम होते हैं; इस आधार पर न्याय- 
मालाविस्तर में सायण ने बहुयजमानविषयक वचन को सत्र-सम्बन्धी कहा 
है ।(युठ मी० पृ० ८३०) 


अथ तृतीयाध्याये तृतीय: पौदः: ड्भ्् 


साध्य 'कुलाय'-संज्ञक आदि कर्म में, एवं बहुत यजमानों द्वारा साध्य 'द्विरात्र 
आदि कर्मों में इनका उत्कषं॑ करना योग्य है ? अर्थात्‌ यहाँ से हटाकर उन 
प्रकरणों में इनको ले-जाना उपयुक्त है ? प्रतीत होता है, ज्योतिष्टोम में ही इनका 
निवेश युक्त है, क्योंकि ये ज्योतिष्टोम प्रकरण में पढठित हैं । इससे प्रकरण उपकृत 
होता है। 


आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 
ढ्वित्वबहुत्वयुक्तं वाइचोदनात्‌ तस्य ॥१७॥ 


गत सूत्र से यहाँ 'असंयोगात्‌, तस्मात्‌, अपकृष्यते' तीन पदों की अनु्वृत्ति 
है । सूत्र का 'वा' पद समुच्चय अर्थ में है । सूत्रार्थ होगा--[ द्वित्वबह॒त्वयुक्तम्‌ ] 
द्वित्व और बहुत्व से युक्त प्रतिपदू-ऋ्रचा [वा] भी [असंयोगात्‌ | ज्योतिष्टोम 
से असम्बद्ध होने के कारण [तस्मात्‌ --अपडृष्यते ] उस ज्योतिष्टोम से हटाई 
जाती हैं, दूर ले-जाई जाती हैं, [तत्य, अचोदनात्‌ ] ऐसे ज्योतिष्टोम का विधान 
न होने से, जिसमें दो या उससे अधिक यजमान हों । 

ज्योतिष्टोम में निर्धारित रूप से यजमान एक होता है। उक्त प्रतिपदू-ऋचा 
उन कर्मों में उपयोग के लिए कही गई हैं, जो कर्म दो यजमानों अथवा दो से 
अधिक बहुत यजमातों द्वारा मिलकर अनुष्ठित किये जाते हैं। इसलिए ज्योति- 
छ्टोम प्रकरण में पढ़ी जाने पर भी इन प्रतिपद्‌ू-ऋचाओं का उपयोग ज्योतिष्ठोग 
में सम्भव नहीं । तब इनके उचित उपयोग के लिए इन्हें यहां से हटाकर 'कुलाय'- 
संज्ञक आदि यागों में ले-जाना सार्थक है। वे कम॑ विधानानुसार दो अथवा अधिक 
यजमानों द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं ॥१७॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--दो या बहुत यजमातों का होना ज्योतिष्टोम में 
भी सम्भव है । ज्योतिष्टोम नित्यकर्ं है। यजमान कमी रुग्ण आदि हो सकता 
है, तब अन्य एक या अधिक सहयोगी के द्वारा याग को निरन्तर चालू रखने पर 
एकाधिक यजमानों की कल्पना ज्योतिष्टोम में सम्भव होने से प्रतिपदू-छऋचाओं 
का ज्योतिष्टोम प्रकरण से अपकर्ष आवश्यक नहीं है। 

सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को पूर्व पक्षरूप में सूत्रित किया-- 


पक्षेणार्थकृतस्येति चेत्‌ ॥१८॥ 


नित्यकमे ज्योतिष्टोम के अवश्यकत्तंव्य होने के कारण सामथ्यंहीन यजमान 
के [अर्थंकृतस्य] याग-सम्पादत प्रयोजनवज्ञ सहयोगी किये गये व्यक्ति के 
[पक्षेण ] विकल्प से एक या दो अन्य यजमातों के द्वारा, ज्योतिष्टोम में दो या 
बहुत यजमानों की सम्भावना से तत्सम्बन्धी प्रतिपदू-ऋचा ज्योतिष्टोम में 


४६० मीमांसा-दर्शन 


निविष्ट रह सकती हैं; ऐसा यदि कहो, तो (वह युक्त नहीं; अगले सुत्र से सम्बद्ध 
है)। 

) दो या बहुत यजमान ज्योतिष्टोम में सम्भव होने से प्रतिपदू-ऋचाओं का 
निवेश ज्योतिष्टोम में माना जा सकता है। इससे प्रकरण बाघित न होगा। 
उत्कर्ष मानने पर प्रकरण बाधित होता है। निर्धारित एक यजमान किन्हीं 
रोगादि कारणों से अशक्त होने पर नित्यकम ज्योतिष्टोम को निरन्तर चालू 
रखते की भावना से सहयोगी यजमान को ग्रहण करेगा | तब ज्योतिष्टोम में 
यजमान के एकत्व को बाधकर दो या बहुत यजमानों से सम्बद्ध प्रतिपदू-ऋचाओं 
का निवेश ज्योतिष्टोम में बता रहेगा। फलत:ः उनका उत्कर्ष नहीं करना 
चाहिए ॥ १८॥ 

आचार सूञकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


न प्रकृतेरेक्ंयो गात्‌ ॥१६॥ 


[न] गत सूत्र में कहा अर्थ युक्त नहीं है। तात्पय है, दो या बहुत यजमातों 
से सम्बद्ध प्रतिपदू-ऋचाओं का ज्योतिष्टोम से उत्कर्ष करना अपेक्षित नहीं, यह 
कथन अयुक्‍त है, [प्रकृते:| प्रकृतियाग ज्योतिष्ठोम का [एकसंयोगात्‌ | एक 
यजमान के साथ सम्बन्ध होने से । इसलिए जिस कर्म में दो या अधिक यजमान 
हों, उसका सन्निवेश ज्योतिष्टोम में सम्भव नहीं । अतः प्रतिपद्‌-ऋचाओं का यहाँ 
से उत्कषे आवश्यक है। 

ज्योतिष्टोम के विधिवाक्य “वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत' में एकवचन के 
प्रयोग से ज्योतिष्दोम-यजनकर्त्ता यजमान एक हो श्रृत है। सूत्रकार ते सूत्र में 
+प्रकृते: पद का प्रयोग इसी भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया है कि ज्योति- 
्टोम अथवा अग्विष्टोम अन्य समस्त सोमयागों का प्रकृतिभूत याग है, यह जाना 
जा सके। प्रकृतियाग में अनुष्ठेय सब धर्मों व अज्जों का यथावत्‌ निर्देश होता 
है। उसी के अनुसार कर्मानुष्ठान किया जाता है; किसी बाह्य अतिदेश आदि से 
उसे बाधा नहीं जा सकता। विक्ृतियागों में ऐसा नहीं होता। वहाँ 'प्रकृतिबद्‌ 
विक्रृति: कर्ततव्या| नियम के अनुसार किन्हीं अज्भों की बाधा सम्भव है। इसका 
उपयुक्त विवेचन शास्त्र के अन्तिम अध्याय में किया गया है। ज्योतिष्टोम प्रकृति- 
याग कर्त्ता यजमान का एकल्व प्रत्यक्ष श्रुत है, उसका बाघ सम्मव नहीं । इसलिए 
दो या बहुत यजमानों से सम्बद्ध प्रतिपद्‌ू-ऋचाओं का ज्योतिष्टोम से उत्कर्ष किया 
जाना सर्वथा न्याय्य है। 

यजमान के असमर्थ होने पर नित्यकमं को चालू रखने की अनिवार्यृता के 
कारण उसके प्रतिनिधिरूप में अन्य व्यक्ति के सहयोग से ज्योतिष्टोम में दो 
सजमानों की कल्पता, अथवा प्त्नी-साहचय्ये से दो या बहुत यजमानों की कल्पना 


अंथ तृतीयाध्याये तृतीय: पादः हु 


नितान्त अशास्त्रीय है। सहयोगी व्यक्ति भृति (पारिश्रमिक शुल्क--घन-प्राप्ति ) 
के प्रयोजन से अनुष्ठान में प्रवृत्त होता है, वजमान-रूप में उसका वरण नहीं किया 
जाता । पत्नी भी पति की सहचारिणी के रूप में उपस्थित होती है, स्वयं यजमान 
के रूप में नहीं। ज्योतिष्टोम में दो या यहुत यजमानों का होना असम्भव होने 
से--दो या बहुत यजमानों से सम्बद्ध प्रतिपदू-क्चाओं का ज्योतिष्टोम से उत्कर्ष 
कर 'कुलाय-संज्ञक कर्म में उनका उपयोग किया जाना शास्त्रानुकूल है।॥१६॥ 
(इति कुलायादौ प्रतिपदोरुत्कर्षाधिकरणम्‌--&) । 


(जाघन्या: प्रकरणादनुत्कर्षाधिकरणम्‌--१०) 


शिष्य जिज्ञासा करता है--दर्श-पूर्ण मास में पत्नीसंयाज कर्म का निर्देश है--- 
'जाघन्या पत्नी: संपाजयन्ति [ आप० श्रौ० ३८१० ] पूंछ से 'पत्नीसंयाज'” नामक 
कर्म करते हैं । भ्रस्तुत श्रौतसूत्र के अतिरिक्त समस्त अन्य याजुष वाड्मय में 
पत्नीसंयाज-कर्म के होमद्रव्य के रूप में 'जाधनी” का उल्लेख कहीं उपलब्ध नहीं 
है। इस कर्म में ह॒विद्रव्य आज्य बताया यया है।' ज्योतिष्टोम के अन्तर्गत 
पशुयाग प्रकरण में 'जाघन्या पत्नी: संयाजयन्ति' वचन का उल्लेख अवश्य 
मिलता है । 

जघन कठिप्रदेश का नाम है; भाषा में जाँघ बोलते हैं। उसका एक माग-- 
कोई एक अंश --'जाघनी' है। व्याख्याकारों ने जाघनी का अर्थ पूछ किया है। 
पर 'जघन' पद का अर्थ कोष में मादा के कटिप्रदेश का अगला भाग है, जो घोंटू 
के ऊपर मांसल अंश हैं । पूंछ से उसका कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता । 

दक्षे-पूर्णमास के अन्तर्गत 'पत्नीसंयाज' कर्म है, जिसमें चार देवताओं के लिए 
आज्य हवि की चार आहुतियाँ दी जाती हैं। वहाँ वाक्य है-'सोम॑ यजति, स्वष्टारं 
म्रजति, देवानां पत्नीयेंजति, अग्नि गृहपति यजति” इस वाक्य से--सोम, त्वष्टा, 
देवपत्नियाँ और अग्निगृहपति--चार देवता विहित हैं। इन सबका 'पत्नी: संया- 
जयन्ति' वचन में केवल 'पत्नी' पद से निर्देश किया गया है। यह मीमांसा 
(१४१२५) में वर्णित प्राणमृन्याय के अनुसार अथवा लोकप्रसिद्ध छत्रिन्याय के 
अनुसार समभना चाहिए। 

प्रस्तुत अधिकरण में दर्श-पूर्णणास के अन्तगंत पत्नीसंधाज-कर्म के लिए 
आपस्तम्ब श्रौतसूत्र के 'जाघन्‍्या पत्नी: संयाजयन्ति! वचन के अनुसार 'जाघनी' 
हवि को लक्ष्य कर विवेचन प्रस्तुत किया गया है। यहाँ सन्देह है, यह्‌ विधान दर्श- 


१. द्रष्टव्य--भादृदीपिका, यही अधिकरण--'आज्येन पत्नी: संयाजयन्ति।' 
झत० ब्रा० [ १६।२।७] में पत्नीसंयाज के लिए आज्य हवि की प्रशंसा की 
गई है। 


६३ मीमांसा-दर्शन 


पूर्णमास में माना जाय ? अथवा पशुयाग में इसका उत्कर्ष साना जाय ? यदि 
जाघनी हवि को उद्देश्य कर पत्नीसंयाजों का विधान किया जाता है, तो इसका 
पशुयाग में उत्कर्ष होगा; यदि पत्नीसंयाजों के लिए जाघनी हवि का विधान किया 
जाता है, तब यह दक्षपूर्णमास में ही होगा। प्रतीत होता है, पशुयाग में इसका 
उत्क्ष होना चाहिए, क्योंकि जाघनी पशु का अवयव है। दर्श-पूर्णमास श्रौतकर्म 
हैं, इनमें पशुयाग-सम्बन्धी कोई कर्म विहित नहीं है । 

आचाय॑ सूत्रकार ने श्षिष्य-सुभाव को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया-- 


जाघनी चेंकदेशत्वात्‌ ॥२०॥ 


[जाघनी | दशे-पूर्णमास में पठित जाघती हवि [च] भी यहाँ से हटाकर 
पशुयाग में ले-जाई जाय, [एकदेशत्वात्‌ | पशु का एकदेश--एक अवयव होने 
से। 

दर्श-पूर्ण मास से जाघनी का उत्कर्ष किया जाना चाहिए। पशुयाग में जाघनी 
के उत्कर्ष से दर््-पूर्णमासपठित पत्नीसंयराज-कर्म में जाघनी के बिना कोई वैगुण्य 
नहीं आयेगा । यह कर्म आज्य हृबि से सम्पादित हो जायगा । जाधनी का भी--- 
सवनीय पशुंयाग में आहुत किये जाने से _- उचित उपयोग हो जाता है। इस प्रकार 
पशुयाग में जाघनी प्रयोजनवाली है; दर्शे-पूर्णणास में उसका कोई प्रयोजन नहीं 
है। पशु के एकदेश रूप से कही गई जाघनी दर्श-पूर्ण मास में पशु को प्रयोजित नहीं 
कर सकती । अन्यथा पश्चु को वहाँ लाकर उसका वह अज्भू काटना पड़ेगा, 
जो नितान्त अशास्त्रीय है। इसलिए वहाँ से जाघनी का उत्कर्ष होना ही 
चाहिए ॥२०॥॥ 

आचायं सूत्रकार ने उक्त पुर्व॑पक्ष का समाधान किया---- 


चोदना वाघ्पूबेत्वात्‌ ॥२१॥ 


[वा मूत्र में 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिए है । तात्पर्य है, दर्श-पूर्ण मास 
से जाघनी का उत्कर्ष नहीं होता । [चोदना ] दर्शपूर्ण मास भें जाघनी का विधान 
है, [अपूर्व॑त्वात्‌ ] अपूर्व होने से । 

दर्श-पूर्ण मास में जाधनी का निर्देश पत्नीसंयाजों के लिए हवि द्रव्य का विधान 
करता है, अपूर्व होने से । तात्पय है, पत्नीसंधाजों का जाघनी हृविद्रव्य कहीं 
अन्यत्र से प्राप्त नहीं है। "पत्नी: संयाजयन्ति' से सोम, स्वष्टा, देवपत्नियाँ, अग्नि- 
गृहपति देवतां-सहित याग का विधान प्राप्त है। उसी के हविद्वव्य रूप में अन्यत्र 
से अप्राप्त--जाघनी का दक्षपूर्णणास में विशेष विघान हैं। इसलिए दर्शपूर्ण मास 
से जाघनी का उत्कर्ष नहीं किया जाना चाहिए। 

यह कहना ठीक न होगा किजाघनी का विधान वाक्य से और थाग का विधान 


अथ तृतौयाध्याये तृतीय: पाद: अददई 


श्रुति से होता है, तथा श्रृतत के साम्मुख्य में वाक्य दुबेल होगा । तब जाघनी का 
उत्क्ष माना जाय । क्योंकि जाघनी को वाक्यबोधित मानने पर वाक्यभेद आपन्त 
होगा; वाक्यासुसार अर्थ किया जायगा --'जाघनीमुहिस्य यागो विधीयते' एक 
वाक्य, 'पत्व्यक्च विधीयस्ते' दूसरा वाक्य । इसलिए वहाँ (दर्श-पूर्णमास में) केवल 
जाघनी हविद्वव्य का विधान मानना चाहिए । पत्नीसंयाजों का हवि के उपयोग 
के लिए निर्देश है, मुख्य विधान नहीं है। अतः जाघनी का उत्फ्षे दर्शपूर्ण मास से 
किया जाना अमास्य है।।२१॥ 

शिष्य पुनः जिज्ञासा करता है --जाघनी पशु का एकदेश है; उसका उपयोग 
पशुयाग में सम्भव है, अस्यत्र (दर्श-पूर्णमास में) नहीं। अतः उत्कर्ष आवश्यक है। 

इस जिज्ञासा को सूत्रकार ने पू॑ पक्षरूप में सूत्रित किया -- 


एकदेश इति चेत्‌ ॥२२७ 

[एकदेशः ] जापनी ह॒विद्रव्य पशु का एकदेश ->अवगव है, अतः जहाँ याग 
में पशु उपस्थित होगा, वहाँ उसका उत्कर्ष होना चाहिए, [इति चेत्‌ ] ऐसा यदि 
मानों तो--(अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है) । 

जाघनी हवि पञ्ु का अवयव होते से पशुयाग में उत्तका उत्कष करना होगा। 
दर्शपूर्णमास में पशु उपस्थित नहीं होता, अतः उत्कर्ष आवश्यक है॥ २२॥ 

आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया-- 


न प्रकृतेरशास्त्रनिष्पत्ते: ॥२३॥ 


[न] गत सूत्र का कथन युक्‍त नहीं है। [प्रकृते: | प्रकृतियाग दर्श-पूर्णमास के 
सम्बन्ध में [ अशास्त्रनिष्पत्तें:] जाघनीविषयक स्पष्ट निर्देश, जमुक पशु का ऐसा 
अवयव हो---इस प्रकार का शास्त्रसिद्ध कथन --न होने से उत्क्ष नहीं होगा। 

सूत्रकार का आशय है --यदि शास्त्र में स्पष्ट रूप से' यह बताया होता कि 
अमुक पद्मु का अमुक अवयव 'जाघनी ' पद से ग्राह्म है, तो उसका उत्कष पशुयाग में 
सम्भव था, क्योंकि वहाँ पच्चु का उपस्थित होना शास्त्रानुकूल होता। पर ऐसा 
निर्देश न होने के कारण 'जाघनी” साधारण कथन होने से वह अवयव स्वयं मरे 
अथवा कसाई आदि द्वारा मारे गये पशु का क्रम आदि करके कहीं से भी प्रहण 
किया जा सकता है। मध्यकालिक टीकाकारों के अनुसार फिर भी वह अवयव 
यज्ञिय पशु अथवा भक्ष्य पशु का ही होना चाहिए। ऐसी स्थिति में 'जाधनी' का 
उत्कर्ष अनावश्यक है ।॥२३॥ 

इस अधिकरण के विषय में पं० युधिष्ठिर मीमांसक ने अनेक उपपत्ति दर्शाते 
हुए लिखा है कि शस्तुत अधिकरण में कथित सिद्धाल्त एकदेशी मत है। जैमिनि 
सूत्रकार एवं अन्य प्राचीन आचार्यों का यह मान्य सिद्धान्त नहीं है, क्योंकि 


हि मौमांसा-दर्शन 


जाघनी, का दर्श-पुर्णमास़ में उल्लेख केवल आपस्तम्ब श्रौतसूत्र में उपलब्ध है, 
ब्न्यत्र समस्त वैदिक वाइमय में कहीं नहीं। इसके अतिरिक्त दर्क॑-पूर्णणास के 
अन्तर्गत पत्नीसंगाज-कर्म का ह॒विद्नव्य सर्वत्र 'आज्य' बताया गया है। दर्श-पूर्णणास 
बादि श्रौत यागों में आमिष का सम्पर्क कहीं नहीं बताया गया। अत: दर्शपूर्ण मास 
में 'जाघनी' की घुसपंठ सर्वेधा अवंदिक है। प्रस्तुत अधिकरण में यह विवेचन 
केवल आपफस्त्रम्ब श्रौतसूत्र के आधार पर है। अधिक जानकारी के लिए मीमांसक 
महोदय का ग्रन्थ देखें । 

पं० आयेमुनि ने इस अधिकरण की व्याख्या में अधिकरण का पर्यवसान 
बनुत्कषे में न मानकर उत्कष में माना है। अधिकरण में यहाँ चार सूत्र हैं। पहले 
सूत्र द्वारा 'जाघनी' के उत्कर्ष का उपथादन किया गया है। शबरस्वामी ने उसे 
पूर्वपक्ष कहा है । इसके विपरीत आयेंमुनि ने उसे सिद्धान्त-पक्ष माना है। अगले 
दो सूत्रों को एकसूत्र मानकर पृर्वपक्षरूप में उसकी व्याख्या निम्न प्रकार से की 
हैं-5 

“चोदना वाशघ्पूवेत्वादेकदेश इति चेत्‌ । 


“वा शब्द' पूर्वपक्ष की सूचना के लिए आया है [चोदना ] उक्त वाक्य में 
'पत्नीसंयाज' के अजभरूप से 'जाधनी' का विधान है क्योंकि [अपूर्वत्वात्‌ | ऐसा 
होने से अपूर्व अर्थ का लाभ होता है और [एकदेक्ष:] पशु की हिंसा करने से 
उसके अवयव “जाघती' की प्राप्ति हो सकती है. [चेत्‌ | यदि [इति| ऐसा कहो 
तो (ठीक नहीं---इसका अगले सूत्र से सम्बन्ध है)। 

भाष्य--उक्‍्त वाक्य में 'जाघनो' द्वारा प्रदेय पद्ु के 'पत्नीसंयाज' नामक 
संस्कार का विधान अभिप्रेत नहीं, किन्तु उक्त संस्कारकर्म के लिए साधनरूप से 
जाघनी का विधान अभिप्रेत है अर्थात्‌ 'पत्नीसंयाज” तामक संस्कारकर्म प्रथम 
प्राप्त होने पर भी उसका साधन 'जाघनी प्रथम प्राप्त नहीं है, उसी का साधनरूप 
से विधान उक्त वाक्य से विवक्षित है, क्योंकि प्रथम प्राप्त त होने के कारण वह 
अपूर्व है और अर्थ का विधान स्वंसम्मत है; और यद्यपि प्रकृत 'द्श-पूंमास' या 
में प्रदेष पशु नहीं है तथापि उसका अवयव जाघनी दुष्प्राप नहीं है--वह पशुहिंसा 

*द्वारा मनुष्यमात्र को प्राप्त हो सकती है, और ज्ञास्त्रविहत कर्म की सिद्धि के लिए 
“हँसा' का करना कोई दोष नहीं है; इसलिए पशुयाग में जाघनी का उत्कर्ष युक्त 
नहीं, किल्तु प्रकतयाग में निवेश ही युक्त है । 

सं०--अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं--- 


न प्रकृतेरशास्त्रनिष्पत्ते: । 
पदार्थ-- [न] उक्त कथन ठीक नहीं क्योंकि | प्रकृते:] प्रकृतयाग में जाघनी 


अथ तुतीयाष्याये तृतीय: पादः 2६५ 


का निवेश मानने में [अशास्त्रनिष्पत्ते:] सर्वशास्त्र-प्रतिषिद्ध हिसा करनी पड़ती 
है। 

आष्य--यदि उक्त वाक्य में 'जाघनी' का साधनरूप से विधान मानें तो 
उसके सम्पादनाथे पशु की हिंसा करनी पड़ती है और यह सर्वेशास्त्रनिषिद्ध होने 
के कारण त्याज्य है, उपादेय नहीं, और अन्य कोई उपाय उसकी प्राप्ति का नहीं 
है; उपाय के न होने से जिसका प्राप्त होना असम्भव है उसका साधनरूप से 
विधान शास्त्र कदापि नहीं कर सकता, इसलिए जाघनी का प्रकृतयाग से पद्युयाग 
में उत्कर्ष ही उचित है, प्रकृत याग में निवेश उचित नहीं ।” 

प्रस्तुत अधिकरण के विषय में हमारा विचार है ---यह रचना महंषि जैमिनि 
की नहीं है। आपस्तम्ब श्रौतसूत्र की रचना के अनन्तर तथा भाष्यकार शबर- 
स्वामी के काल से पहले आमिषलोलुप याज्ञिकों ने इस अधिकरण का यहाँ प्रक्षेप 
किया है। 

उत्कर्ष के क्रम में अनुत्कष का कथन उत्प्रकरण प्रतीत होता है। इस व्यति- 
ऋम को देखकर पं० आर्यमुनि ने अधिकरण की योजना उत्कर्ष में की है। पर 
कहा जा सकता है, उत्कष का प्रकरण पूरा कर एक स्थल अनुत्कर्ष का अपवाद- 
रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो अपेक्षित था; इसमें व्यतिक्रम-दोष बताने का 
कोई अवसर नहीं है। 

व्जाधनी' पद के 'पूछ' अर्थ का सामठजस्य किसी व्याख्याकार ने स्पष्ट करने 
का प्रयास नहीं किया । 'जाधघन्या पत्नी: संयाजयसन्ति' वाक्य पललीसंयाज-कर्म के 
प्रति साधनरूप में जाघनी को प्रस्तुत करता है। जाघनी की साधनता क्‍या 
है? यह कहीं स्पष्ट किया गया ज्ञात नहीं हुआ। इसको पत्नीसंयाज-कर्म का 
ह॒विद्रव्य बताया गया । तो क्या पूंछ को काटकर उसकी आहुतियाँ दी जाती हैं ? 
तो यह खोटा निरथेक कूड़ाकरकट देवताओं के लिए, और कटिभाग की मांस- 
वेशियाँ--जो 'जाघनी' पद का वास्तविक अर्थ होना चाहिए, बह--खरा माल 
यारों का; क्या इसका यही तात्पय न होगा ? यह तात्कालिक याज्ञिकों की 
मांसलोलुपता का नंगा रूप है। यदि पूंछ को पकड़कर पशु का अन्य कोई संस्कार 
किया जाता है, तो इस प्रसंग के विवरणों में उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है, 
उस दछ्षा में इसको हविद्रव्य बनाना भी निरर्थक होगा। 

शबर स्वामी से लगाकर आगे के सभी व्याख्याकारों ने इस अधिकरण के 
विषय में जो विचार भ्रस्तुत किये हैं, उनसे दश्ो-पूर्णणास में 'जाघनी' की उप- 
योगिता का कोई पता नहीं लगता । दश्श-पूर्णमास पवित्र श्रौत कर्म हैं। अन्य प्रधान 
यागों के अन्तर्गत पशुयाग के रूप में पशु का सम्पकं--वह चाहे जिस भावना से 
रहा हो--जाना जाता है। श्रौत कमे पशु-सम्पर्क से रहित हैं ! वे भी उससे अछूते 
न रहें; सम्मवतः इसी कारण दक्ष-पूर्णणास में जाघती का निवेश कर अपनी 


४६६ मीमांसा-दर्गन 


रसनालोलुपता को बहलाने के लिए भाग निष्कण्टक बना लिया। इससे प्रस्तुत 
अधिकरण का प्रक्षिप्त किया जाता स्पष्ट होता है। इस विषय में अन्य स्वारस्यपूर्ण 
सुझाव है--यदि 'जाघन्या पत्नी: संपाजयन्ति' वाक्य में 'जाघन्या' पद के आगे 
“उपविश्य' पद का अध्याहार कर लिया जाता है, तो इस सम्बन्ध की सब समस्याएँ 
तिरोहित हो जाती हैं, और अपेक्षित प्रस्तुत विषय स्पष्ट होकर सामने आ 
जाता है । 

“जाधनी: पद ग्रस्तुत प्रसंग में बैठने की विशेष रीति का निर्देश करता है। 
यह पश्लु की पूंछ का अन्य कोई अवयव न होकर पत्नीसंप्राज-अनुष्ठाता व्यक्ति 
की 'आसिका' (बैठने की रीति) मात्र है। दोनों पैर पीछे को और घोंटू आगे को 
कर जाँघों के आधार पर बैठता 'जाघनी' है। ऐसे बैठने को लोक में “उष्ट्रासिका' 
कहा जाता है--ऊँट की तरह बैठना | बहती भाषा में इसे 'उकड़ियों बैठना” भी 
कहते हैं। पत्नीसंयाज-कर्म में--इस प्रकार बैठकर--- आहुतियाँ दी जानी 
चाहिएँ, यह उक्त वाक्य (जाचन्या पत्नी: संयाजयति) में अपूर्व अर्थ का विधान 
है। हविद्वव्य का कोई निर्देश नहीं है। पत्नीसंयाज-कर्म में ह॒विद्रव्य आज्य 
निर्धारित है, उसकी न यहाँ आकांक्षा है, न आवश्यकता । रसनालोलुप याज्ञिकों 
ने 'जाघनी' पद का पशु-अवयव अथे कर उसे हृविद्रव्य के रूप में उभारने का 
प्रयास किया है । 

इस सुझाव की छाया में सुत्रार्थ निम्न प्रकार समझना चाहिए | शिष्य 
जिज्ञासा करता है---'जापन्या पत्नी: संयाजयति' वाक्य में 'जाघनी' क्या है? 
बर्श-पूर्णमास में पठित होने से क्या उसका निवेश यहीं अभीष्ट है ? अथवा अन्यत्र 
उत्कर्ष अपेक्षित है ? 

सूत्रकार ने बताया-- 

जाधनी चेकदेशत्वात्‌ ॥ 

[जाघनी | जंघाओं के आधार पर बैठता “जाघनी' है, [च] निडचयपूर्वक 
[एकदेदत्वात्‌] इसी एकदेश में इसका विधान होने से । 

जाघनी आसन से बैठकर आहुति देना केवल पत्नीसंयाज-कर्म के अवसर पर 
है, अन्पत्र नहीं । अत: इसका अन्यत्र उत्कर्ष अनपेक्षित है। 

सूत्रकार ते इसी अथे की पुष्टि में अन्य हेतु प्रस्तुत किया--- 


चोदना वाष्पूवेत्वात्‌ ॥ 

[वा] 'वा' पद पूर्व सूत्रोक्त अर्थ की दृढ़ता का चयोतक है। तात्पयं है, दर्श- 
पूर्णणास से जाघनी का उत्कर्ष नहीं होता। [चोदना] दर्श-पूर्ण मास में पत्नी- 
संबाज-प्रसंग से जाघनी का विधान है, [अपूर्वत्वात्‌] अंपूर्व होने से । 


अथ तृतीयाध्याये तृतीयः पादः ६७ 


दर्श-पूर्ण मास में जाघनी का निर्देश--पत्नीसंयाज-कर्म में आज्याहुति के 
अवसर पर---आसनविशेष से बैठने का अपूर्व विधान है। यह अन्यत्र कहीं से 
प्राप्त नहीं है। अतः दश-पूर्ण मास से जाघनी का अन्यत्र उत्कर्ष सर्वधा अनपेक्षित 
है। वाक्यभेद आदि की आपत्ति उसी दशा में सम्भव है, जब जाघनी को ह॒विद्रव्य 
माना जाता है, जिसका यहां बलात्‌ प्रवेश करने का प्रयास किया जाता रहा है। 
अतः दर्श-पूर्णमास से जाघनी का उत्कर्ष नितान्‍्त अमान्‍्य है ॥ 

शिष्य पुनः आशंका करता है-- व्याख्याकार प्राय: 'जाघनी” पद का अर्थ--- 
पशु की पूंछ अथवा उसके समीप का पश्षु-अज्भ---करते हैं। उसके अनुसार जाघनी 
का उत्कर्ष पशुयाग में होता उचित क्‍यों न साता जाय ? 

सूत्रकार ने शिष्य-आशंका को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया -- 


एकदेश इति चेत्‌ ॥ 


[एकदेश: | जाघनी -- पशु का एकरदेश हविद्रव्य रूप है, उसका उत्कर्ष पशु- 
याग में होना चाहिए, [इति चेत्‌ | ऐसा यदि कहो, तो---( अगले सूत्र से सम्बन्ध 
है) । शेष अथे पूर्ववत्‌ है । 

आचार्य सूत्रकार ने जाशंका का समाघान किया-- 


न प्रकृतेरशास्त्ननिष्पत्तें: ॥॥ 


[न] गत सूत्र का कथन युक्‍त नहीं है। [प्रकृते:] प्रकृतियाग दर्श-पूर्णमास 
के सम्बन्ध में [अ-शास्त्रनिष्पत्ते:] जाधनी-विषयक स्पष्ट निर्देश--अमुक पशु 
का ऐसा अवयव हो, इस प्रकार का शास्त्रसिद्ध कथन--न होने से जाघनी 
पशु-अवयव है, यह सवंथा असंगत है। 

सूत्रकार का आशय है--यदि शास्त्र में स्पष्ट रूप से यह कहीं बताया होता 
कि अमुक पशु का अमुक अवयव “जाघनी' पद से ग्राह्म है, तो उसका उत्कष 
पशुयाग में सम्भव होता; क्‍योंकि वहाँ पशु का उपस्थित होना श्ास्त्रानुकूल 
माना जाता। पर ऐसा निर्देश न होने से 'जाघनी' साधारण कथन होने के कारण 
न बह पशु-अवयव है, व ह॒विद्रव्य। वह केवल पत्नीसंयाज-कर्म में आहुति देने के 
अवसर पर विशेष आसनमात्र है। ऐसी दशा में दर्श-पूर्ण मास से जाघनी के उत्कर्ष 
का प्रएन नहीं उठता ॥२३॥ (इति जाघन्या: प्रकरणादनुत्कर्षाधिकरणम्‌-- १० )। 


(संतर्दनस्योक्थ्यादिसंस्थानिवेशाधिकरणम्‌ - ११) 


ज्योतिष्टोम-प्रसंग में अधिषवण-फलक-विषयक निर्देश है--'अथो खलु 
दीधंसोमे सन्तृच्े धृत्ये/ [तैं० सं० ६२११] --दीर्घसोमयाग में घृति--धघारण 
के लिए अर्थात्‌ उनका विच्छेद न होने देने के लिए अधिषवण-फलकों का सन्तर्दन 


दब मौसांसा-दर्शन 


करे, अन्तर्निविष्ट कील आदि से उन्हें परस्पर जोड़ दे। गूलर के फट्टों -- तख्तों 
को जोड़कर जो पटड़ा सोम कूटने के लिए बनाया जाता है, उसका नाम “अधि- 
घवण फलक' है। दी सोमयांग में ग्रावा--पत्थर के लोढ़े--से सोम के कूटते 
समय फलक एक दूसरे से अलग न हो जायें, इस प्रयोजत से उनका “सन्त्देन' 
किया जाता है। सन्तदेन ऐसा जोड़ है, जो फलकों की मोटाई की ओर दोनों 
कलकों में कौलें फँसाकर उन्हें जोड़ दिया जाता है। यह जोड़ इतना दृढ़ और सटा 
हुआ रहता है कि दो फलकों की सन्धि स्पष्ट दिखाई नहीं देती । 

शिष्य जिज्ञासा क रता है---यहाँ सन्‍्देह है, क्या यह सन्तर्दनकर्म ज्योतिष्टोम 
का ही अज्भु माना जाय ? अथवा सोमयाग की उद्थ्य आदि अन्य संस्थाओं में 
इसका उत्कषष माना जाय ? प्रतीत होता है, ज्योतिष्टोम में साक्षात्‌ निर्देश होने 
से केवल ज्योतिष्टोम संस्था का अज्भू इसे माना जाय; अन्य संस्थाओं में उत्कर्ष न 
किया जाय । इससे प्रकरण उपक्ृत होगा, और सन्तर्दंन का प्रयोजन पूरा हो 
जायगा । 

क्षिष्य-घुकाव को सूत्रकार आचार्य ने पूर्वेपक्षरूप में सूत्रित किया-- 


सन्तदंन प्रकती क्रमणवदनथथेलोपात्‌ स्पात्‌ ॥२४॥ 

[सन्तर्दनम्‌ ] ,दोनों फलकों का जोड़ना [ प्रकृतो ] प्रकृतिभूत ज्योतिष्टोम 
याग में [स्थात्‌] होना चाहिए। [क्रयणवत्‌ ] यो-हिरण्य आदि से सोस का क्रय 
किये जाने के समान, [अनर्थलोपात्‌ ] सन्‍्तर्दन के धारणरूप अर्थ प्रयोजन के 
लोप न होने से । तात्पर्य है, दीधंसोम में विहिंत सन्तर्दत का ज्योतिष्टोम प्रकरण 
से उत्कर्ष न होगा । 

गरूलवाक्य में 'दीघसोम' पद के अवयव 'दीघे' का सामज्जस्य ज्योतिष्टोम के 
साथ भी सम्भव है। यद्यपि ज्योतिष्टोम सोमयाग की अन्यतम संस्था होने से 
द्दी्घ' पद का सामज्जस्य ज्योतिष्टोम की अपेक्षा सोमयाग के साथ ही अधिक 
उपयुक्त है, तथापि इष्दियों की अपेक्षा ज्यौतिष्टोम के दीघंकाल-साध्य होने से 
इसे भी दीर्घ कहा जा सकता है। इसलिए मूल (दीघंसोमे सन्तृद्ये धृत्यै) वाक्‍्यार्थ 
का ज्योतिष्टोम में सामञ्जस्य होने से उक्थ्य आदि अन्य संस्थाओं में सन्तरदंन का 
उत्कर्ष अनावश्यक है ॥२४॥ 

सूत्रकार ने उक्त पूर्वेपकक्ष का समाधान किया-- 


उत्कर्षो वा ग्रहणाद्‌ विशेषस्य ॥२५॥ 

[वा] 'वा' पद गत सूत्रोक्त पद की व्यावृत्ति के लिए है। [उत्कर्ष:] दीफे 
सोमयाग में कहे गए अधिषवण-फलक-विषयक सन्तर्दन का उत्कर्ष---सोमयाण की 
उक्थ्य आदि अन्य संस्थाओं में--किया जाना आवश्यक है [ जिशेषस्य ग्रहणात्‌ ] 


अथ तृतीयाध्याये तृतीयः पाद: ४६६ 


सोमयाग के 'दीघं! रूप विशेष का निर्देश होने से । 

दीघंसोमे सन्तुच्चे' वाक्य में सोम के साथ 'दीर्घ' पद का प्रयोग, ज्योतिष्टोम 
की अपेक्षा सोमयाग के अधिक लम्बे समय तक में सम्पन्त होने की स्थिति को 
स्पष्ट करता है। 'दीघे' विशेषण का साफल्‍्य या सामज्जस्थ उसी अवस्था में 
सम्भव है, जब दीर्घकाल-साध्य सोमयाग की उक्थ्य आदि संस्थाओं में सन्तर्दंन का 
उत्कर्ष किया जाय । ज्योतिष्टोम अथवा अग्विष्टोम, सोमयाग की सात संस्थाओं 
में पहली संस्था है । सोमयाग का अनुष्ठान प्रारम्भ होने पर सर्वप्रथम ज्योतिष्टोम 
संस्था है। उस अवसर पर सन्तर्दत का निर्देश केवल एक संस्था ज्योतिष्टोम के 
लिए न होकर सम्पूर्ण सोमयाग के लिए है। उसको ज्योतिष्टोममात्र में संकुचित 
करना अन्याय्य है। सोम की कुटाई सम्पूर्ण याग में यथावसर चलती रहती है। 
तब उक्थ्य आदि अन्य संस्थाओं में भी सन्तर्दन की विद्यमानता आवश्यक है। 
उसका उत्कष करना ही होगा ॥ २५॥ 

शिष्य पुनः आशंका करता है--दीघंसोम पद में दीघंता सोमयाग की दृष्टि 
से न मानकर यागकर्त्ता यजमान की दृष्टि से क्यों न मान ली जाय ? सूत्रकार ने 
आशंका को पूर्वपक्षरूप में सुत्रित किया-- 


कत्त्‌ तो वा विशेषस्थ तन्निमित्तत्वात्‌ ॥२६॥ 


[वा ] 'वा' पद गतसूत्र में निर्दिष्ट उत्कषं की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पये 
है--ज्योतिष्टोम से सन्तर्देन का उत्कषं तहीं होना चाहिए। [कत्तुंत:] याग के 
कर्त्ता यजमान से दीघ॑ता जानी जायगी। तात्पयय है---सम्पूर्ण सोमयाग के अनुष्ठान 
में याग का कर्त्ता यजमान प्रारम्भ से अन्त तक वही एक रहता है। इसके अनुसार 
'दीधघ॑सोम' पद का अर्थ होगा--दीघं यजमान का सोम--दीर्घसो म। दीर्घकाल 
तक रहनेवाले यजमान के सोमयाग में अधिषवण-फलकों का सनन्‍्तर्देन करे, 
[विशेषस्य ] दीघ विशेषण के [तन्निमित्तत्वात्‌ ] कत्तुनिमित्त होने से । 

दीर्घ॑कालिकता पजमान--कर्त्ता की स्थिति से मानी जानी चाहिए, याग की 
कालिक साध्यता से नहीं, क्योंकि याग की कालिक स्थिति कर्त्ता पर निर्मर है। 
इसलिए ज्योतिष्टोम से सन्तर्दन का उत्कर्ष आवश्यक नहीं है । ज्योतिष्टोम प्रकरण 
भी इससे अनुगृहीत होता है, प्रकरण से बाहर उसे नहीं ले-जाना पड़ता । दीघ॑सोम 
झब्द की निष्पत्ति कर्त्ता की दृष्टि से किए जाने में कोई बाधा नहीं है। दी 
बजमान का सोम -- दीघंसोम कहा जायगा ॥२६॥ 

गत सूत्र में कथित पक्ष का निवारण करते हुए छृत्रकार ने बताया--- 


श्रतुतो वार्थवादानूपपत्ते: स्थात्‌ ॥२७॥ 
सूत्र में 'वा' पद निशचयार्थक है। [ ऋतुतः ]क्रतु--याग से [ वा] ही दीघंसोम 


४७० मीमांसा-दर्शन 


में दीर्घत्व [ स्थात्‌ ] होता है, कर्त्ता से नहीं; क्योंकि [अर्थवादानुपपत्तें:] सन्तर्देन 
धृत्मे -घारण के लिए है, इस अर्थवाद की उपपत्ति कर्ता की दृष्टि से दीर्घत्व 
मानने पर नहीं होती । 

मूल वाक्य “दीर्घ॑सोमे सन्तचे धृत्यै/ में सन्‍्तर्दन का प्रयोजन सोमाभिषव- 
फलकों के धारण-निमित्त है। दीघंकांल तक चलनेवाले सोमयाग में बार-बार सोम 
को कूटनेवाले पत्थरों से चोट दिए जाने पर सोमाभिषव-फलकों के टूटने या 
विच्छिन्न होने की आशंका रहती है। वे एक-दूसरे से अलग न हों, इसी निमित्त 
सन्तर्दन किया जाता है। ससन्‍्तदंन फलकों के धारण करने के लिए है, यह अर्थवाद 
उसी अवस्था में उपपन्त होता है, जब दी्घकालिकता का सम्बन्ध याग से माना 
जाता है। दीघंकालिकता को कर्त्ता की दृष्टि से मानने पर “बुत्ये' अर्थवाद अनु- 
पपन्‍त होगा; क्योंकि फलकों पर सोम को कूटना ऋतु के लिए है, कर्त्ता के लिए 
नहीं । इसलिए दी्ध काल तक चलनेवाले सोमयाग की उक्थ्य आदि अन्य संस्थाओं 
में सन्‍्तर्दन का उत्कर्ष किया जाना आवश्यक है; केवल ज्योतिष्टोम संस्था में ही 
उसका निवेद्ञ नहीं माना जा सकता ! सोम का फ़लकों पर कूटना सोमयाग के 
सम्पन्न होने तक बराबर चलता रहता है।।२७॥॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--यदि दीघेकालिकता का सम्बन्ध कर्त्तासे नहीं 
माना जाता, तो उक्थ्य आदि संस्थाओं से भी नहीं मात्ता जा सकता। क्योंकि 
प्रत्येक संस्था में दश मुष्टि परिभित सोम समातरूप से निर्धारित है, इसलिए 
दीर्घकालिकता का कर्त्ता के साथ असम्बन्ध के समान उक्थ्य आदि संस्थाओं से भी 
उसका (दीघेकालिकता का ) असम्बन्ध होगा, क्योंकि वे अपने में अल्पकालिकता 
के साथ सम्बद्ध हैं। शिष्य-जिज्ञासा को आचार्य सूत्रकार ने पृ्वपक्षरूप में सूत्रित 
क्रिया-- 


संस्थाश्च कत्‌ बद्‌ धारणार्थाविशेषात्‌ ॥२८॥॥ 


[संस्था: | ज्योतिष्टोम की अगली संस्थाएँ उक्ध्य आदि [च] भी [कत्तुंवत्‌ ] 
कर्ता के समान ही दी्घ॑कालिकता से सम्बद्ध नहीं हो सकतीं; [धारणार्थाविश्वे- 
पात्‌ | धारणरूप प्रयोजन के अभ्निष्टोम व उक्थ्य आदि संस्थाओं में सोम की 
दृष्टि से कोई भेद न होने के कारण । 

सन्तर्दत का उत्कर्ष माना जाय, या न माना जाय, दोनों अवस्थाओं में ूत्ये 
अथ्थंवाद उपपन्न नहीं होता, क्योंकि 'दश् मुष्टीमिमीते” दस मुट्ठी मापता है, वचन 
के अनुसार प्रत्येक संस्था में उतना ही परिमित सोम बिहित है; इसलिए उतमें 
धारण की दृष्टि से कोई विशेषता नहीं है। तब दोनों अवस्थाओं में धारण अर्थ- 
बाद की अनुपपन्‍नता के समान होने से वह उत्कर्ष का प्रयोजक नहीं हो सकता, 
अतः अर्थवाद की उपपन्‍नता के लिए उत्करष मानना निरथेंक है ॥२५॥ 


अथ तृतीयाध्याये तृतीयः पाद: ४७१ 
आचार्य सूचकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया--- 


उक्थ्यादिषु वाई्थस्थ विद्यमानत्वात्‌ ॥२६॥ 


[वा] 'बा' पद पूर्वेपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। [उक्ध्यादिषु | उक्ध्य 
आदि संस्थाओं में सन्तर्दन का उत्कर्ष होता है, [अर्थस्य | अर्थ --प्रयोजन के 
[विद्यमानत्वात्‌ ] विद्यमान होने से । 

सोम का दद्यमुष्टि-परिमाण प्रथम संस्था ज्योतिष्टोम अथवा अखिष्टोम के 
लिए है। यह परिभाण उसमें दी जानेवाली स्तोमाहुतियों के अनुसार है। उक्थ्य 
आदि अगली संस्थाओं में आहुतियाँ अधिक हो जाती हैं; उसी अनुपात से सोम- 
मुष्टि भी अधिक ली जाती हैं। इसलिए सोममुष्टि की समानता के आधार पर 
्वृत्यै' अर्थवाद की अनुपपन्‍नता का कथव असंगत है। उब्थ्य आदि संस्थाओं में 
कूठने के लिए सोम जब अधिक होगा, तो फलकों के टूटने या विच्छिन्त होने की 
आशंका रहेगी। ऐसा त हो, इसी कारण उकध्य आदि संस्थाओं में सन्‍्तर्दन का 
उत्कष मातना पड़ता है। उसी द्षा में 'धुत्य” अर्थवाद की उपपन्नता सम्भव होती 
है| अत: यह कहना कि---उत्कषं-अनुत्कषं दोनों दशाओं में अर्थवाद की अनुपन्नता 
समान है--सर्वंधा निराधार है। फलतः उक्थ्य आदि संस्थाओं में सन्तर्दन का 
निवेश पूर्णरूप से शास्त्रीय है, मान्य है ॥२६।॥। 

शिष्य पुन: आशंका करता है--प्रत्येक संस्था में प्रदेय सोम दश्षमुष्टि-परि- 
मित समान है, तो धारणरूप स्तुति-अर्थवाद व्यर्थ है । उतने सीमित सोम के कूठने 
से फलकों के विच्छित्त होने की कोई आशंका नहीं रहती । तब “धृ्त्य' अर्थवाद का 
कोई प्रयोजन नहीं । उसकी उपपत्ति के बल पर सन्तर्देन का उक्थ्य आदि संस्थाओं 
में उत्कर्ष मानना भी व्यर्थ है। शिष्य-आशंका को सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित 
किया-- 


अविशेषात्‌ स्तुतिव्यंथेंति चेत्‌ ॥३०॥ 


[बविशेषात्‌ ] उक्थ्य आदि संस्थाओं में सवंत्र दशमुष्टि-परिमित सोम के 
समान होने से ज्योतिष्टोम--सोमयाग में 'धृत्य' यह [स्तुति:] स्तुतिरूप अर्थ- 
वाद [व्यर्था] व्यर्थ है, [इति चेत्‌ ] ऐसा यदि कहो, (तो वह युंक्त नहीं; अगले 
सूत्र से सम्बन्ध है) । 

सोम कूटे जाने के आधारभूत दो फलकों के दृढ़ जोड़ का नाम सन्तर्दन है। 
सोमयाग के प्रारम्भ में उसका विधान है। वह विधान सोमयाग की प्रारम्भिक 
संस्था केवल अग्निष्टोम के लिए न होकर उत्तर की उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र, 
अत्यम्निष्टोम, वाजपेय, आप्तोर्याम इन सभी संस्थाओं के लिए है, ऐसा कहा 
गया; पर कूटे जानेवाले सोम का परिमाण सब संस्थाओं में समान होता है। उतने 


४७२ मीमांसा-दर्शन 


सोम के कूटे जाने से फलकों के विच्छिन्त होने की कोई आशंका नहीं रहती । तब 
विधिवाक्य में 'धृत्य' फलकों के धारण के लिए सन्तर्दन है, यह स्तुतिरूप अर्थ वाद- 
कथन व्यथ हो जाता है। सोम के निर्धारित परिमाण को किसी भी तरह बढाया 
नहीं जा सकता, जिसका कूटना फलकों के विच्छिन्त होने की आशंका को उभारे। 
ऐसी स्थिति में अर्थवाद की उपपत्ति के बल पर सन्तर्दन का अग्निष्टोम से उत्कर्ष 
कर उक्थ्य आदि में निवेश बताना असंगत है ॥३०।॥॥ 

आचार्य सूत्रकार ने पृ पक्ष का समाधान किया-- 


स्थादनित्यत्वात्‌ ॥३१॥ 


[स्थात्‌ ] उक्ध्य आदि संस्थाओं में सन्तर्देन का निवेश होता है, [अनित्य- 
त्वातू ] सोम के पोरों (पर्वों) का परिमाण अनियत होते से । 
आहुति प्रदान करने के लिए त्रिपर्वा (तीन पोरोंवाले) सोम के दशमुष्टि- 
परिमाण का विधान है। सोम की एक डण्डी में तीन पोरे दूर-दूर भी हो सकते हैं, 
और समीप-समीप भी । इस कारण दस मुट्ठी संख्या नियत होने पर भी परिमाण 
ननियत रहता है। ऐसे अतियत परिमाणवाला सोम उक्थ्य आदि सभी संस्थाओं 
में कूटा जाता है। तब सन्तर्देत का सब संस्थाओं में निवेश माना जाना आवश्यक 
है। प्रत्येक संस्था में सोम के कूठे जाने से फलकों के विच्छिन्त होने की आशंका 
स्वाभाविक है । उसकी निवृत्ति के लिए सन्तर्देन सर्वत्र संस्थाओं में आवश्यक है। 
इसके अतिरिक्त सोमयाग के तुतीय सबन में अंशुम्रह के लिए सोम का बभि- 
षव (कूट-छानकर रस निकालना) होता है। वह सोम कितना लेना चाहिए ? 
यह परिमाण नहीं बताया है। तब वह अनेक और बड़े पोरोंवाला ग्रहण किया जा 
सकेगा। उससे आहतिरूप में देय सोम बढ़ जायगा। इसलिए अग्निष्टोम के अति- 
रिक्त उक्थ्य आदि संस्थाओं में भी सन्‍्तद॑न का सम्बन्ध माना जाना उचित है। 
फलत: सोम के नियत परिमाणविषयक निर्देश अनित्य हैं; पूर्णरूप से मान्य नहीं 
है। तात्य है--उनकी मान्यता आंधिक ही सममझनी चाहिए। इससे सोम का 
संख्या में दक्ष मुष्टि होने पर भी पररिमाण में आधिक्य सम्भव है; तथा सोमयाग 
की प्राथमिक संस्था से सोम का कूटा जाना प्रारम्भ होकर जैसे-जैसे आगे चलेगा, 
तो प्रताड़त से फलकों के जोड़ में शिथिलता आना सम्भव है । ऐसा अवसर न आने 
पाय, इसलिए सोमयाग की उक्थ्य आदि उत्त रवर््ती संस्थाओं में सन्तर्देन का होना 
अधिक आवश्यक है। सोमयाग के प्रारम्भ से अन्त तक प्रत्येक संस्था के अनुष्ठान- 
काल में फलकों के जोड़ को दृढ़ बनाए रखने के लिए सन्तदेन का होना सबंधा 
संगत है। इसे उत्कर्ष कहा जाय ? या आवृत्ति ? यह विचारणीय है ॥३६१॥ (इति 
सुन्‍्तदेनस्योकध्यादिसंस्थानिवेशाघिकरणम्‌--११) । 


अथ तृतीयाध्याये तृतीयः पादः ४७३ 


(प्रवरस्य॑निषेधस्य प्रथमप्रयोगविषयताधिकरणम्‌--१२ ) 


ज्योतिष्टोम प्रकरण में प्रवरग्य कर्म का प्रारम्भ कर आगे पाठ है--न प्रथम- 
यज्ञे प्रवुज्ज्यात्‌, ह्वितीये तृतीये वा प्रवुष्ज्यात्‌”' प्रथम बार के यज्ञानुष्ठान में प्रवर्ये 
कर्म न करे, दूसरे अथवा तीसरे बार के सज्ञ में प्रवर्ग्य करे । दिष्य जिज्ञासा करता 
है--यहाँ सन्देह है--कया ज्योतिष्टोम के प्रत्येक बार के अनुष्ठानों में प्रवग्ये कर्म 
न करे ? अथवा केवल पहली बार के अनुष्ठान में न करे? तात्पय॑ है--वया 
ज्योतिष्टोम मात्र में प्रवर्य का निषेध है ? अथवा केवल पहली बार के ज्योतिष्टोम 
में ? 

ज्योतिष्टोम में दूसरे, तीसरे, चौथे दिन प्रात:-सायं उपसत्‌ इष्टि से पूर्व 
प्रवर्ग्य नामक इण्टि का अनुष्ठान किया जाता है। तपे हुए घी में गाथ और बकरी 
के दूध को मिलाना प्रवृज्जत कहा जाता है। अ्वृज्जन के सम्बन्ध से इस कर्म का 
श्रवरग्य' नाम है।'* ज्योतिष्ठोम प्रकरण पठित होने से प्रत्येक बार के ज्योतिष्टोम- 
अनुष्ठान में प्रवस्ये का निषेष समकना चाहिए। इससे प्रकरण उपक्ृत होता है। 
हाष्य-सुझाव को आचायें सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया-- 


सहख्यायुकत ऋ्रतो: प्रकरणात्‌ स्थात्‌ ॥३२॥ 


[सूछ्यायुक्तम्‌ ] प्रथम” इस संख्या पद से संयुक्त प्रवग्य का प्रतिषेध [प्रक- 
रणात्‌ ] प्रकरण से [ऋतो: | ज्योतिष्टोम ऋतुमात्र का अज्ञ [स्थात्‌ | होता है। 
तात्पये है--प्रत्येक बार किए जानेवाले ज्योतिष्टोम में प्रवरग्य का निषेध समझना 
चाहिए। 

ताण्डब ब्राह्मण [ १६१११-२] में पाठ है--'एष वाव यज्ञानां प्रथमों (यक्ोर 
मज्ज्योतिष्टोमः) य एतेनाइनिष्ट्वाइथाबन्येन यजते गत्तंपत्यमेव तज्जीयते प्र वा 
सोयते'-यज्ञों के बीच ज्योतिष्टोम ही प्रथम यज्ञ है; जो इससे यजन न कर अन्य से 
यजन करता है, वह गड्ढे में गिरता है, अथवा मर जाने के समान है। यज्ञों में 
प्रथम होने के कारण इसे 'प्रथमयज्ञ' बब्द से कहा गया है। यहाँ 'प्रथम' यह संख्या- 
पद यज्ञ के साथ सम्बद्ध है, पर्याय के साथ नहीं। इसलिए ज्योतिष्टोम मात्र में 
अ्रबरग्य का निषेध माना जाना चाहिए। यह प्रकरण के अनुगत है, प्रकरण इससे 
अनुगृहीत होता है ॥।३२॥॥ 


१. द्रष्ठब्य -आाडखायन ब्राह्मण, ८। ३े॥ (यु०्मी०) 

२. इसकी सामान्य प्रक्रिया की जानकारी के लिए 'यज्ञ प्रकाद' के पृष्ठ ६२-६५ 
द्रष्टव्य हैं। (यु० मी०) 

३. उपरिवत्‌ । 


डछ४ सीमासा-दर्शन 


आचार्य सूतरकार ने आश्द्ध का समाधान करते हुए सिद्धास्त-पक्ष प्रस्तुत 
किया--- 


नैमित्तिकं वा कत्‌ संयोगाल्लिड्भधस्य तन्निमित्तत्वात्‌ ॥३३॥ 


[वा सूत्र में 'वा' पद पूर्वपक्ष की लिवृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है--समस्त 
वैदिक वाडूमय में 'प्रथम यज्ञ” नामक कोई कर्म नहीं है। [चैमित्तिकम्‌ ] यज्ञ के 
साथ “अ्रधर्म' पद का प्रयोग निमित्तविशेष के कारण है, यज्ञ का वह नाम नहीं । 
निमित्त है--यज्ञ का क्रमिक द्वितीय आदि पर्याय । (कतृसंयोगात्‌ | कर्त्ता-- 
यजमान के द्वारा अनुष्ठेय ज्योतिष्टोम का जो उसके साथ पहला सम्बन्ध है, 
“प्रथम” पद उसी को कहता है । [लिझ्जस्प ]प्रतिषेधरूप लिज्ध के [ तन्निमित्तत्वात्‌ | 
कर्तु-संयोग निमित्त होने से। तात्पयं है--उसी कर्ता की जब किसी एक कर्म के 
अनुष्ठान में अनेक बार प्रवृत्ति होती है, तब द्वितीय आदि प्रवृत्ति की अपेक्षा से 
प्राथम्य का व्यवहार पहली बार किए गए कर्म के लिए होता है। 

'प्रथमो यज्ञो थज्ञानाम्‌' वाक्य में प्रथम! पद ज्योतिष्टोम यज्ञ का वाचक न 
होकर कर्ता ढ्वारा उसके ऋ्रमिक द्वितीय आदि पर्याय के आधार पर पहली बार 
अनुफ्कित ज्योतिष्टोम के लिए 'प्रथम” पद का प्रयोग है। यह प्रयोग ज्योतिष्टोम 
के लिए तभी सम्भव है, जब उसी कर्ता के द्वारा दूसरी-तीसरी बार ज्योतिष्टोम 
का अनुष्ठान किया जाय; अन्यथा 'प्रथम” पद का प्रयोग उसके लिए न होगा । 
इससे स्पष्ट होता है, यज्ञ का यह ताम नैमित्तिक है, उसका वाचक नहीं । फलत: 
पहली बार किए जानेवाले ज्योतिष्टोम में प्रवर्ग्य इष्टि के अनुष्ठान का प्रतिषेष 
है। द्वितीय आदि अनुष्ठानों में उसका प्रयोग विहित है ॥३३॥ (इति प्रव्य॑- 
निषेधस्य प्रथमभ्रयोगविषयताधिकरणम्‌--१२) । 


(पौष्णपेषणस्य विक्ृती विनियोगाधिकरणम्‌--१३ ) 


तैत्तिरीय संहिता [२।६।५।४ ]के दर्श-पूर्ण मास प्रकरण में पाठ है---तस्मात्‌ 
पृषा प्रपिष्टभागो:दन्तको हि' इस कारण पूषा देवता के लिए हवि का पिसा हुआ 
भाग होता है, क्योंकि वह दाँतरहित है। शिष्य जिज्ञासा करता है--इसमें सन्देह्‌ 
है, क्या पूषा देवता-सम्बन्धी पेषण-कर्म॑ दर्श॑-पूर्णमास प्रकृृतियाग में साना जाय ? 
अथवा विक्ृति में ? प्रकरण से तो यही प्रतीत होता है कि प्रकतियाग में मानना 
चाहिए । यद्यपि प्रकृतियाग में हृति का देवता पूषा पठित नहीं है, फिर भी पेषण- 
कर के पठित होने से भ्रकृतिपठित किसी देवता को गौणी वृत्ति से पूषा पद 
कहेगा। इसलिए पेषण-कर्म प्रकृतियाग का अज्भ मानना चाहिए । आचार्य सूत्र- 
कार ने जिश्यासा का समाधान किया-- 


अथ तृतीयाष्याये तृतीय: पाद: है 


पौष्णं पेषणं विक्ृतौ प्रतोयेताउचोदनात्‌ प्रकृतो ॥३४॥ 


[पोष्णम्‌ ] पूषा देवता सम्बन्धी हवि का [ पेषणम्‌] पीसना कर्म [बिक्ृतौ ] 
बिक्ृति याग में [ प्रतीयेत] जानना चाहिए। [प्रकृतौ] दर्श-पूर्णमास प्रकृतियाग 
में [अचोदनात्‌ | पूषा देवता सम्बन्धी हवि के न कहे जाने से । 

पूषा देवता* सम्बन्धी हवि जहाँ विहित है, उसी प्रकरण में उस ह॒वि के पेषण 


१. पृषा देवता को वैदिक वाड्मय में दाँतरहित बताया; इसका रहस्य क्या 
है ? समफिए---“भारतीय मनौषियों ने राजन॑तिक एवं सामाजिक तत्त्वों 
का स्पष्टीकरण बड़े विचित्र प्रकार से किया है। पूषा शब्द का अर्थ है--पुष्टि 
करनेवाला देव । इस देव को अदन्तक 5 दाँतरहित कहकर इस तत्त्व का 
उपदेश किया है कि जो भी व्यक्ति प्रजा की रक्षा के निमित्त हैं, चाहे वे मन्‍्त्री 
आदि होवें, संसद्‌ के सदस्य होबें, तथा मन्त्रालय के अधिकारी से लेकर 
साधारण जितने भी राजकर्मचारी हैं, उन सबको अदन्तक अर्थात्‌ स्वार्ष- 
रहित होता चाहिए। यदि वे ही प्रजा को विविध प्रकार से खाने लगेंगे, तो 
श्रजा की पुष्टि कैसे हो सकती है ? इस अरथवाला लौकिक मुहावरा है---'जब 
रक्षक ही भक्षक होवे, तो प्रभु ही उतका मालिक है'। जब बाड़ ही खेत को 
खाने लगे, तो खेत की रक्षा क॑से होगी ? 

इसी प्रकार पौराणिक देवताओं के वाहन की कल्पना भी अपने-आप 
में बे-जोड़ है। लक्ष्मी का वाहन उल्लू कहा गया है। इसका वात्पये है-- 
जिसे लक्ष्मी श्राप्त हो जाती है, लक्ष्मी जिस व्यक्ति पर सवार होती है, वह्‌ 
उल्लू बन जाता है । इसी का ब्रजभाषा के कवि बिहारी ने अत्यन्त मनोहारी 
वर्णन किया है-- 
कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय । 
या खाये बोरात है, वा पाये बौराय ता 
कनक--धतूरे से कनक--सुवर्ण आदि धन सौगुता मादक और पागल 
बनानेवाला है। इस घतुरे को तो खाकर मनुष्य पागल होता है, पर उस 
सुवर्ण घन को पाकर ही पागल हो जाता है। 
बैदिक ग्रस्थों में भी ऐश्वर्य के स्वामी 'भग' देवता को अन्धा कहा 
है---/तस्थादाहुरन्धो भगः” [कौषो ०ब्रा० ३४॥१३॥ गोपथ, रा १२॥ ] 
गणेश का वाहन चूहा माना गया है। गण -- समुदाय का स्वामी यदि 
अपने गण में चूहों के समान कुतर-कुतर करनेवालों पर सवार नहीं होगा, 
उन्हें दबाकर नहीं रखेगा, तो उसका गणेशत्व नष्ट हो जायगा। लोकतन्‍्त्र में 


४७६ मौमांसा-दर्शन 


का विधान किया जाना चाहिए। दर्जु-पूर्णमास प्रकृतियाग में पूषा देवता नहीं है, 
तब पेषण-कमं का भ्रकृतियाग से वहाँ उत्करष करना आवश्यक है, जहाँ मुख्य +८ 
अमिधावृत्ति से पूषा देवता कथित हो । प्रकृतियाग में किसी देवता को लक्षणा- 
वृत्ति से पूषा पद द्वारा कहे जाने का तभी अवसर आ सकता है, जब अन्यत्र मुख्य 
रूप से पूषा देवता पढित न हो । पेषण-कर्म को प्रक्ृतियाग से हटाकर अच्यत्र ले- 
जाने पर प्रकरण बाधित होगा, यह आशंका भी निरर्थक है; क्योंकि वाक्य प्रकरण 
से बलवान होता है। पूषा देवता विक्ृतियाग में वाक्य-पठित है, अतः पेषण-कर्म 
का विक्रृतियाग में उत्कर्ष किया जाता युक्त है । 

अथवा यह समभना चाहिए कि प्रस्तुत अधिकरण में अभिमत विषय का 
ही निर्देश किया गया है; इसमें सन्देह का कोई अवसर नहीं है। पुषा देवता 
सम्बन्धी हवि का पेषणकर्मे-विवेचन अगले अधिकरणों में किया गया है ॥३४॥ 
(इत्ति पौष्णपेषणस्य विकृती विनियोगाइधिकरणम्‌--१३) । 


(पौष्णपेषणस्य चरावेव निवेशाइधिकरणम्‌ -- १४ ) 


गत अधिकरण में बताया गया--अ्रकृतियाग दर्श-पूर्णमाक्त में पठित पूषा- 
देवता सम्बन्धी पेषणकर्म का विकृतियाग में उत्कर्ष होता है । शिष्य जिज्ञासा करता 
है---यह पेषणकर्म क्या चरु, पशु, पुरोडाश सब हवियों में होता है ? अथवा केवल 
चर ह॒वि में ? विश्वेष निर्देश न होने से सभी हृवियों में पेषण होना चाहिए। 

शिष्य-सुकाव को सूत्रकार आजामे ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया-- 


तत्सर्वार्थभविशेषात्‌ ॥३५॥ 

[तत्‌] वह पूषा देवतासम्बच्धी हवि का पेषणकर्म [ सर्वार्थ म्‌] सभी देवता 
वाली हवियों के लिए होना चाहिए, क्योंकि [ अविशेषात्‌ |] किसी एक विशेष हृथि 
का सलाम लेकर पेषण का विधान न होने से । 

'तस्मात्‌ पूषा प्रपिष्टभाग:' वाक्य में सामान्य रूप से पुषा देवता-सम्बन्धी 
हवि के पेषण का विधान है; किसी विश्वेष हवि का निर्देश यहाँ नहीं है। इसलिए 
पूषा देवता-सम्बन्धी सभी हवियों में वेषणकर्म किया जाना चाहिए ॥३५॥ 

आचार्य सूत्रकार ने शिष्प-जिज्ञासा का समाधात किया-- 


असन्तुष्ट विधायक ही कुतर--काठ करनेवाले चूहे हैं। यदि उनकी प्रवृत्ति 
को बढ़ने दिया जाय, तो लोकतन्त्र तो क्या, कोई भी समुदाय स्थिर नहीं 
रह सकता। अनिदिचत उथल-पुथल मची ही रहेगी । इसी प्रकार अत्य 
विषयों पर भी गम्भीर विचार किया जाय, तो भारतीय मनीषियों की विचित्र 
प्रतिभा उजागर होगी ।/-यु ० मी ० 


अंथ तृतीयाध्याये तृतीय: पादः डे 


चरौ वाइर्थोक्‍त पुरोडाशेड्थंब्रिप्रतिषेधात्‌ पशो न स्थात्‌ ॥३ ६४ 
[वा] 'वा' पद यहाँ "एव अर्थ में प्रयुक्त है; 'एवं निश्चयार्थक अव्यय है। 
[चरौ वा | चर नामक हवि में ही पेषण होता है। [पुरोडाझ्षे | पुरोडाश नामक 
हवि में | अर्थोक्तम्‌ |अर्थ ->प्रयोजनवश पेपण कहा गया है| तात्पय है, चावल को 
पीसे बिना पुरोडाश हवि बनता ही नहीं, तब उसमें पेषण का विधान व्यर्थ है। 
[पश्ौ | पशु के हृदय आदि अज्जुरूप ह॒बि में [अर्थविप्रतिषेधात्‌ | पेषणरूप अर्थ 
का विरोध होने से [न स्थात्‌ ] पशु ह॒वि में पेषणकर्म नहीं होता ७.” 
पूषा देवतासम्बन्धी हवि तीन हैं--चरु, पुरोडाश, पशु॥ चरु हवि वह है, 
जिसमें माँड निकाले बिना पकाये गये चावल खिले हुए रकखे जाते हैं; घिच्चड़-सा 
भात नहीं बनता | कच्चे चावल को पीसकर पकाया गया हवि 'पुरोडाश' कहा 
जाता है। वह जब पीसे बिना बनता ही नहीं, तब उसके लिए युनः पेषण का 
विधान नितान्त निष्प्रयोजन है। पशु-अज्ञों की हि तैयार करने के लिए उन्हें 
पीसा नहीं जाता; केवल काटा जाता है; अतः उस ह॒वि के लिए भी पेषण-कर्म 
का विधान वस्तुस्थिति के विरुद्ध है।' अत: केवल चह नामक हृवि में पेषणकर्म 
का विधान मान्य होता है। शतपथ ब्राह्मण | १७।४।७] में कहा है--'तस्मादा- 
हुरदन्तक: पूषा इति' | गोपथ [ २।१२] में भी पाठ है --वस्मादाहुरदन्तक: पूषा 
पिष्टभाजन इति' । 
पूषा देवता दाँतरहित है। उसके लिए पिश्ला हविद्धवव्य आहुत किया जाता 
है | आमिष का पीसा जाना सस्मव न होने पर भी अस्वाभाविक रूप से पूषा के 
१. शबर स्वामी आदि भाष्यकारों ने सूत्र के 'अर्थ॑विप्रतिषेघात्‌' पद का जो 
अर्थ किया है, वह अस्पष्ठ है। 'हृदयस्याग्रेश्बद्यति' (पहले हृदय का अवदान 
करता है) इस वाक्य को उद्धत कर भाष्यकार ने जो विवेचन प्रस्तुत किया 
है, वह स्पष्ट नहीं है। वस्तुतः पूषा देवता-सम्बन्धी हवि के पेषणकर्म के 
प्रसंग में पशु-ह॒वि का प्रवेश नितान्‍्त असंगत है) आमिष का कोई भी व्यज्ज 
बनाने के लिए उसे पीसा कभी नहीं जाता। रसनालोलुप याज्ञिकों ने अपना 
मार्ग निष्कण्टक बनाये रखने के लिए पेषण हवि के प्रसंग में उसे बलात्‌ 
प्रविष्ट कर दिया है। पूषा देवतासम्बन्धी विवेच्य हवि केवल चरु और 
पुरोडाश हैं, जिनमें पेषण सम्भव है। पाकसिद्ध चछ में मधु या शर्करा मिला- 
कर अल्पपेषण से उसका चरु-माव नष्ट नहीं होता, अर्थात्‌ वह पुरोडाश 
नहीं बन जायगा। बह तो पीसने के बाद पकाया जाता है। अदन्तक पूषा के 
हृविद्रव्य में मांस जैसा क्लिष्ट चब्ये द्रव्य का बलात्‌ निवेश किया गया ज्ञात 


होता है। 


चंद भीमांसा-दर्शन 


ह॒वि-द्रव्य में उसका निवेश्ञ याज्ञिकों की इस रसनालोलुपता का नंगा प्रतीक है कि 
पूषा के दाँत टूट गये सही, हमारे तो नहीं टूटे हैं ! इन अघस याज्ञिकों ने अनेकत्र 
पवित्र यागकर्म में इसी प्रकार बलात्‌ आमिष का निवेश किया है॥।३६॥ 
दिष्य जिज्ञासा करता है--पशु-हवि के समान अर्थ॑विप्रतिषेघ तो चर-ह॒वि 
में भी सम्भव है; तब उसका भी पेषण-प्रसंग में निवेश क्यों माना जाय ? 
शिष्य-जिज्ञासा को सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया--- 


चरावपीति चेतु ॥३७॥ 


गत सूत्र से 'अर्थविरोधात्‌ न स्थात्‌” पदों की यहाँ अनुवृत्ति है। [चरौ] 
चरु हवि में [अपि | भी [अर्थविप्रतिषेघात्‌ | पेषण अथं का विरोध होने से [न 
स्थात्‌ | पेषण-कर्म नहीं होना चाहिए। [इति चेत्‌ ] ऐसा कहो, तो वह (डीक 
नहीं; अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है) । 

जैसे पशु-हबि में पेषणरूप अर्थ के सम्भव न होने से उसका विरोध बताया 
है, ऐसा विरोध चरु-ह॒वि में भी सम्भव है, क्‍योंकि माँड निकाले बिना पकाये 
गये खिले चाव्रलों का नाम चरु है। यदि चावलों को पीसकर पकाया जाता है, तो 
वह चरु ही नहीं रहेगा, वह पिष्ट या पुरोडाश होगा । यदि जौ को पीसकर पकाया 
जाता है, तो वह यवागू ट्वोगा। पश्ु-हवि में अ्रविरोध होने से पेषण-कर्म की 
असम्भावना के समान चरु-हवि में भी पेषण असम्मव है। तब चरु में पेषण का 
निवेश कैसे माना जा सकता है ?॥३७॥ 


न पक्तिनामत्वात्‌ ॥३८॥॥ 


[न] चरु के पेषण में अथंविरोध नहीं है। [पक्तिनामत्वात्‌ ] पक्ति--पाक- 
बिश्ञेष दा 'चरु' नाम होते से । 

प्रथम बताया गया, चरु नामक हृथि वह है, जो माँड तिकाले बिना पकाये 
गये खिले चावल हैं। तात्पय है, चावल पकाये जाने पर भी एक-एक दाना अलग 
बिखरा हुआ-सा दिखाई देता है; घिच्चड़-सा भात नहीं बन जाता । पूषा देवता 
की कल्पना क्‍योंकि 'अदन्तक' रूप में है, उसके लिए ऐसे चह की आहुति 
भी' उपयुक्त न होगी। चावल का पाकविश्येष से चरु तैयार हो जाने पर थोड़ा 
मधु या झर्करा उसमें मिलाकर उसका पेषण किया जाता चाहिए। तब अर्थ- 
विरोध की कोई स्थिति सामने नहीं आती; तथा अदन्तक पूषा देवता के लिए 
हवि-द्रव्य प्रदान किया जाना अवंथा उपयुक्त रहता है । इस प्रकार चरु में ही पेषण 
अभिमत है, अन्य' पौष्ण हवि में नहीं ॥३८५॥ (इत्ति पौष्णपेषणस्य चराबेब निवे- 
शाज्धिकरणमू--१४) । 


अंध तृत्तीयाध्याये तृतीय: पादः है] 


(पौष्णपेषणस्यैकदेवत्ये निविशाइधिकरणम्‌--१५) 


गत सूतओं में बताया गया--पुषा देवतासम्बन्धी पेषण विक्ृतियाग में होता 
है; वह भी केवल चरु-हवि में | इस स्थिति में शिष्य जिज्ञासा करता है--क्या 
पूषा देवतासम्बन्धी एक (पूषा) देवतावाले ह॒वि में पेषण होता है ? अथवा दो 
देवतावाले हवि में मी ? राजसूय यज्ञ के द्वितीय त्रिसंयुक्त' कर्म में मंत्रायणी 
संहिता [२।६।४] का पाठ है--'सौमापौष्ण एकादशकपाल:, ऐन्द्रापौष्णरचरु:, 
पौष्णइचर:, इयामो दक्षिणा' सोम और पूषा देवतावाला एकादशकपाल पुरोडाश, 
इन्द्र और पूषा देवतावाला चर, तया पूषा देवतावाला चरु, और द्यामवर्ण की 
गाय दक्षिणा होती है । प्रस्तुत अधिकरण में 'ऐन्द्रापौष्णश्चछ:' विवेच्य उदाहरण 
है। पेषण क्योंकि केवल चंरु-हवि में होता है, तब यहाँ इन्द्र और पूषा दो देवता- 
सम्बन्धी चरु में भी पेषण माना जाय ? अथवा केवल एक पूषा देवतासस्बन्धी चरु 
में ही माना जाय ? 

आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 

एकस्मिन्नेकसंयोगात्‌ ॥३&॥ 

पृषा देवतासम्बन्धी हवि का पेषण [एकस्मिन्‌ ] केवल एक यूषा देवतावाले 
चर में होता है। [एकसंयोगात्‌ | 'पृषा प्रपिष्टभाग:' वाक्य में अकेले पूषा देवता 
का सम्बन्ध होने से । 

अकेले पूषा देवतावाले चरु का ही पेषण होता है; इन्द्र-पूषा दो देवतावाले 
चर का नहीं, क्योंकि पेषणविधायक वाक्य (--थृषा प्रपिष्टभागो5दन्तको हि) 
भें केवल पूषा देवता का नाम है, उसके साथ अन्य किसी देवता का नाम नहीं है । 
यह ऐसा ही प्रसंग है, जैसा केवल अग्निदेवतावाले पुरोडाश ह॒वि का चतुर्घाकरण- 
सिद्धान्त निर्धारित [मी०सू० ३।१।२६-२७; अधि० १५] किया है ॥३६॥ 

आचार्य सूञकार ने उक्त सिद्धान्त की पुष्टि के लिए अन्य हेतु प्रस्तुत 
किया-- 


घमंविप्रतिषेधान्च ॥४०॥ 
[घर्म॑विप्रतिषेघात्‌ ] पृषा देवता और अन्य देवता के धर्मों का परस्पर 


१. 'त्रिसंयुक्त' उस कर्मविशेष का नाम है, जिसमें तीन हृवियाँ आहुतिरूप से 
प्रदात की जाती हैं। ऐसे पृथक्‌ एक-दुसरे से भिन्‍न तीन कर्म हैं; क्योंकि उन 
तीनों की दक्षिणा पृथक्‌-पृथक्‌ है। उन कर्मों में से ह्वितीय कर्म के श्रसंग में 
मैत्रायणी संहिता का उक्त पाठ है। 


डइप० मीमांसा-दर्शन 


विरोध होमे से [च| भी केवल पूषा देवतासम्बन्धी चर में होता है, दो देवता- 
वाले ऐन्द्रपौष्ण चरु में नहीं । 

पूषा देवता का पेषण धर्म है, अन्य (इन्द्र) देवता का अपेषण । दो देवतावाले 
चर में धर्म का विरोध होगा, यदि उसमें भी पूषा के सग्बन्ध से पेषण माना जाय। 
हिवेवत्य चरू में यदि पूषा देवता का भाग पीसा जाय, और अन्य देवता का बिना 
पीसा रहे, तो पाक में वैषम्य हो जायगा | वहू पका हृवि 'चर' नहीं होगा। 'चरु' 
पद का प्रयोग हवि में उसके प्राकविशेष के कारण ही होता है। बसा पाक न होने 
पर उसमें 'चरु' पद का प्रयोग विरुद्ध होगा। अविरोध के लिए दोनों देवताओं के 
हवि का पाक एक ही प्रकार से किया जाय, तो दोनों देवताओं के भागों का विभा- 
जन करना अशक्य होगा । अत: द्विदेवत्य चरु में पूषा देवतासम्बन्धी पेषण का 
निवेश अमान्य है ॥४०॥ 

डिष्य पुनः जिज्ञासा करता है--द्विदेवत्य चरु में भी देवतानिमित्त से पेषण 
माना जाना चाहिए। शिष्य-जिज्ञासा को आचार्य सूतकार ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित 
किया-- 


अपि वा सद्वितीये स्याद्‌ देवतानिमित्तत्वात्‌ ३४१७ 


[वा] वा पद पूर्वसूत्रोक्‍्त पक्ष के प्रतिषेध का द्योतक है; तात्पर्य है, अकेले 
पूषा देवतावाले चरु में ही पेषण होता है, ऐसा नहीं है; किन्तु [सद्वितीये ] दूसरा 
देवता जिस चर में साथ है, उसमें [अपि] भी पेपण |स्थात्‌ ] होना चाहिए। 
[देवतानिमित्तत्वात्‌ | पूषा देवता के निभित्त से पेषण का विधान होने से । 

चरु के पेषण का विधान पूषा देवता के निमित्त है। परषा देवता पिसे हुए 
भागवाला कहा गया है। वह दो देवतावाले चरु में मी पिसे हुए भागवाला होगा। 
आस्नेय पुरोडाश के चतुर्धाकरण का उदाहरण प्रस्तुत प्रसंग में उपयुक्त नहीं है । 
“आम्तेयं चतुर्धा करोति' बावय में 'आर्नेयम्‌” का तद्धित प्रत्यय अन्य देवता की अपेक्षा 
न रखनेवाले 'अग्नि' पद से होता है; दूसरे देवता के साथ सम्बन्ध रखनेवाले 
अग्नि से नहीं होता । उस प्रसंग के 'इन्द्रपीतस्थ' पद में समास भी अन्य-निरपेक्ष 
इन्द्र का होता है। दूसरे देवता के साथ सम्बन्ध रखनेवाले इन्द्र के साथ समास 
नहीं है । पर यहाँ प्रस्तुत प्रसंग में तो 'प्रपिष्ट' पद का 'भाग' पद के साथ अन्य- 
पदार्थप्रधान बहुब्नीहि समास है--'भ्रपिष्ठो भागो यस्य सः'<-पिसा हुआ भाग 
है जिसका, ऐसा वह पूषा देवता । यह समास समर्थ पदों का ही होता है। दो 
देवताबाले न्द्रापौष्णश्चरु: में भी ऐसी कोई बाधा नहीं है, जिससे समास न 
हो सके । फलत: अकेले या दूसरे के साथ सम्बद्ध पूषा देवतावाले चरु में पूषा का 
भाग पीसा जाना ही चाहिए ॥४१॥ 


इसी अर्थ की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया -- 


अंथ तृतीयाध्याये तृतीय: पादः ४पघ१ 
लिड्भादर्शनाच्च ॥४२॥ 


[लिज़दशंनात्‌ | लिज्भ 5" बोधक हेतु के देखे जाने से [च] भी द्विदेवत्य 
चर में पेषण प्राप्त होता है । 

“तस्मात्‌ पूषा प्रपिष्टभागो5दन्‍्तको हि'--इसलिए पूषा पिसे हुए भागवाला 
है, क्‍योंकि वह दाँतों से रहित है--वाक्‍्य में दन्‍्तरहित होना लिज्ज इस वस्तुस्थिति 
का बोधक है कि पृषा देवता के निभित्त चर-भाग पिसा हुआ होना चाहिए । 
इसी प्रकार 'सोमापौष्णं चहं निव॑पेन्नेमपिष्टं पशुकाम: -प्रशु-कामनावाला 
यजमान सोम और पूषा देवतावाले चरु को आधघा पीसे अर्थात्‌ दले--वाक्य अधें- 
पेषणता को पूषा देवता-निमित्त ही प्रकट करता है। यह अधपिसा चर दो देववा- 
वाले चरु के लिए ही है। इसलिए द्विदेवत्य चरु में भी पूषा देवता का भाग पिसा 
हुआ होना चाहिए ॥४२॥ 

शिष्य आशंका करता है--यह जो द्विदेवत्य चरु के अद्धेपेषण में उद्धृत 
वाक्य 'सौमापौष्णं चरूं निवपेन्नेमपिष्टं पश्युकाम: पूषा देवतासम्बन्धी चरु के 
वेषण में लिज़् बताया गया, यह युक्त प्रतीत नहीं होता | यह तो सोम और पूषा- 
सम्बन्धी चरु में अद्धेपेषण का विधायक वाक्य है । तब इसे पूषा-सम्बन्धी चरु के 
वेषण का लिज्ञ न कहकर अद्धंपेषण कर्म का विधायक क्यों न माना जाय ? 

आचार्य सूजकार ने आशंका का समाधान किया-- 


बचनात्‌ सर्वेपेषण् त॑ प्रति शास्त्रवत्त्वादर्थाभावात्‌ 
हिचरावपेषणं भ्रवति ॥४३॥ 


'सौमापौष्णं' आदि वाक्य द्विदेवत्य चरु में अद्धपेषण का विधायक वाक्य है, 
[बचनात्‌ ] 'नेमपिष्टं' इस विधि-वचन से। यदि ऐसा माना जाय, तो [सर्व- 
पेषणम्‌ ] सोम और पूषा-देवतासम्बन्धी सब--चढ, पुरोडाश, पशु--ह॒वियों का 
अद्भेपेषण प्राप्त होता है। तात्पयं है--उक्त देवताओं सम्बन्धी हृवि का अनुवाद 
करके सर्वेत्र--चरु, पुरोडाश, पशु में--अद्धपेषण का विधान मानना होगा। 
क्योंकि [तं प्रति] उक्त हवियों के प्रति [शास्त्रवत््वात्‌] झास्त्रवत्ता होने से; 
तात्पयं है--उक्त देवताओं सम्बन्धी सब हृवियों की अद्धं पिष्टता में शास्त्रीय वचन 
होने से, इस शास्त्रीय विधान के अनुसार सब ह॒वियों में नेमपिष्टता को मानना 
होगा। परन्तु इस मान्यता में दोष हैं--- [ अर्थाभावात्‌ ] अर्थ -- प्रयोजन के अभाव 
से। यदि 'सौमापौष्णं' को द्विदेवत्य हृवि में नेमपिष्टता विधायक माना जाता है, 
तो यह विधि निष्प्रयोजन है, इसका कुछ फल नहीं निकलता; क्योंकि चरु में 
पकाये जाने पर चावल खिले हुए--दाने-दाने बिखरे-सै---होने चाहिए, जो अद्ध- 
पेषण होने पर सम्भव नहीं । पुरोडाञ्ञ में पूरा पेषण होता है, तभी पुरोडाश 


पर मीमांसा-दर्शन 


सम्पन्न हो पाता है। अर्ड्धपेषण में पुरोडाश सिद्ध ही न होगा। पशु-हवि में किसी 
प्रकार के पेषण की सम्भावना ही नहीं होती । तब ऐसा विधान व्यर्थे रह जाता 
है । अतः उक्त वाक्य को विधि कहना संगत न होगा। 

सूत्र के अर्थाभावात्‌' पद में एक अन्य वास्तविकता अन्तहित है, जो उक्त 
वाक्य को विधि मानने में दोष प्रकट करती है। वह है--वाक्य को विधि मानने 
पर वाक्यगत “चरु! पद अपने अभिधावृत्ति-बोध्य अर्थ को छोड़कर लक्षणावृत्ति से 
पशु-पुरोडाश हृवियों का भी उपलक्षण मातना पड़ता है अभिधावृत्ति से अर्थ 
के सम्भव होने पर लक्षणावृत्ति से अर्थ करना शास्त्रीय दृष्टि से दोष माना 
जाता है । 

इसके अतिरिक्त--उक्त वाक्य को अर्द्धेषण का विधि मानने पर--वाक्प- 
भेद-दोष भी प्राप्त होगा। सोम और पूषा देवता-सम्बन्धी हवि का अनुवाद कर 
सर्वत्र पेषण का विधान करने से पुरोडाश, चर, पश्नु में अद्धेपेषण मानने पर 
सौमापौष्ण का चरु और नेमपिष्ट दोतों के साथ सम्बन्ध युगपत्‌ सम्भव न होने से 
वाक्यभेद करने पर अर्थाभिव्यक्ति होगी। वाक्यभेद दोष माना जाता है। अतः 
'सौसापौष्ण' वाबय नेमपिष्ट का विधायक न होकर [ह्विचरौ ] दो देवता-सम्बन्धी 
चर में [अपेषणम्‌ ] पूर्ण पेषण नहीं है, इसका लिज़ [भवत्ति ] होता है। 

जहाँ दो देवतासम्बन्धी चरु है, वहाँ आधा पीसे, आधा बिना पिसा रहे । 
बिता पिसे“भाग से अवदान किया जायगा। 

आचार्य सूत्रकार पूर्वपक्ष का समाधान करता है -- 

एकस्सिन्‌ वाउंधर्त्वादन्द्वाग्ववदुभयोने 

स्थादचोदितत्वात्‌ ॥४४॥ 

[वा] 'वा' पद पू्वेपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पय है--दो देवता- 
वाले ऐन्द्रापौष्ण चछछूप हवि में पेषण नहीं होता। [एकस्मिन्‌] अकेले पूषा 
देवतावाले चर-ह॒वि में पेषण होता है, [अर्थ॑धर्मत्वात्‌ ] अर्थ --याग का धर्म होने 
से। [ऐन्द्राग्नवत्त्‌] इस्ध और अग्निदेवतावाले हिदेवत्य पुरोडाश में जैसे चतुर्द्धा- 
करण नहीं होता, अकेले आम्तेय पुरोडाश में होता है, ऐसे ही [उभयोः] इन्द्र 
और पूषा देवतावाले द्विदेवव्य चरु-हवि में पेषण |न स्थात्‌ | नहीं होता । इन्द्र 
और पूषा देवतावाले चरु-हवि में पेषण का [अचोदितत्वात्‌ | विधान न होने 
से 

केवल पूषा देवतावाले चर में पेषण होता है, इन्द्र और पूषावाले द्विदेवत्य चरू 
में नहीं होता; क्योंकि 'प्रपिष्दभाग: वचन पेषण को देवता का धर्म न कहकर 
याग का धर्म बताता है। यद्यपि चरु देवता के उद्देश्य से छोड़ा जाता है, पर इतने 
परित्यागसात्र से देवता का स्वामित्व उसपर स्थापित नहीं हो जाता । जो द्रव्य 


अंध तृतीयाध्याये तृत्तीयः पादः करे 


जिसके निमित्त से दिया जाता है, उसके द्वारा स्वीकार कर लिये जाने पर ही 
उसका स्वामित्व स्थापित होता है। विभिन्‍न देवताओं को उद्देश करके अग्नि में 
आहुत हवि उन देवताओं के द्वारा स्वीकृत कर ली गई है, इसमें कोई प्रमाण 
नहीं है । जो जिसका सेवन कर ता है, वह उसका भाग होता है। देवता हवि का 
सेवन नहीं करते, इसलिए पिष्ट चरु पूषा का भाग नहीं है। 

वस्तुस्थिति को ध्यान से देखा जाय, तो समस्त श्रौत नित्य याग जगत्‌ के 
पूर्ण सर्गकालिक आधिदैविक यज्ञों की प्रतिक्ृति अथवा प्रतीक हैं। 

आधिदेविक जगत्‌ की दिव्यरूपात्मक देवियाँ -- शक्तियाँ यज्ञों में स्व-स्वभाग 
को ग्रहण करती हैं। हम प्रत्यक्ष देखते हैं-- आदित्य वा वायु पृथिवीस्थ जलों को 
ग्रहण करते हैं। इन्द्रदेव अन्तरिक्षस्थ जलों के मध्य में वत्तेमाव होकर उनको 
ग्रहण करता है। जलों का सूक्ष्म तत्त्व ही आधिदेविक सोम है। यही सोम आदित्य 
में जलकर उसे प्रदीप्त करता है । इस प्रकार सभी आधिदेविक देवता आधि- 
दँविक यज्ञों में अपनी-अपनी ह॒वियों को ग्रहण करते हैं। परन्तु उनका ग्रहण स्वार्थ 
के लिए नहीं होता है। वे उसे वापस खूपान्तर में लौटा देते हैं। इसी दात के 
कारण वे देवता कहाते हैं--देवो दानात्‌' (निरुक्त, ७/१५) । यही रूप साधारण 
मनुष्य के स्वीकरण में और देवताओं के स्वीकरण में है। 

यदि द्रव्ययज्ञों को स्थूल रुप में भी देखें, तो अग्नि अपने में हुत द्रव्य को 
स्वयं भक्षण न करके उसे अत्यन्त सूक्ष्म करके वायु आदि के सहयोग से दूर-दूर 
तक पहुँचाता है। उससे वायु और जल जो प्राणिजगत्‌ के जीवनभूत हैं, शुद्ध 
करता है। चाहे आधिदैविक यज्ञ हो, चाहे द्रव्यमय यज्ञ, दोनों में अग्नि हो प्रमुख 
देव है, जो अपने में हुत पदार्थ को सब देवों के प्रति पहुँचाता है। इसीलिए कहा 
है---अग्निर्वे देवानां दूत: (श० ब्रा० १(४॥१॥३४) । [यु० मी० | 

इस वस्तुस्थिति के अनुसार देवताओं द्वारा ग्रहण किये जानेवाले द्रव्य को -- 
उनके द्वारा सेवत किया गया--माना जाता है; और पिष्ट चरु को पूृषा का भाग 
कहा जाता है; तो भी पेषण देवता का धर्म नहीं हो सकता। यदि देवता का धर्म 
माना जाता है, तो पेषण निष्प्रयोजन होगा, क्‍योंकि बह याग का धर्म नहीं है। 
तात्पयं है, पेषण याग में प्रयुक्त होने के लिए नहीं है, जबकि प्रत्येक हवि यागरूप 
प्रयोजन की पृत्ति के लिए तैयार किया जाता है । इसलिए पेषण को याग का धर्म 
मानना युक्‍त है। 

शंका होती है--जहाँ प्रकरण में 'पूषा प्रपिष्टमाग:' कहा है, वहाँ पूषा- 
देवतासम्बन्धी किसी याग का निर्देश नहीं है, तथा उक्त वचन पेषण का सम्बन्ध 
देवता के साथ बताता है, तव पेषण याग का धर्म कैसे होगा? वस्तुत: उक्त 
वाक्य में भ्रयुक्त 'भाग' पद ही आशंका को निरवकाश कर देता है। भाग पद का 
मुख्यवृत्ति से देवता के साथ सम्बन्ध नहीं है; याग के साथ भाग पद का सम्बन्ध 


डेयोट मीमांसा-दर्शन 


भुख्यवृत्ति से है। भाग पिष्ट हवि का है, हवि याग के लिए सिद्ध किया जाता है, 
अतः पेषण याग का धर्म होना सम्भव है। 

यद्यपि 'तस्मात्‌ पृषा प्रपिष्ठभाग:' वचन में देवता के साथ सम्बन्ध कहा गया 
है, पर जो जिसका सेवत करता है, बहू उसका भाग होता है | देवता यागद्रव्य 
का सेवन नहीं करता । यागद्रव्य हवि का वास्तविक सेवन यागरूप में अग्नि 
करता है, पिष्ट हवि का भी । देवता से सम्बद्ध करने पर पेषण अनर्थक हो जाता 
है, जैसा प्रथम कहा जा चुका है | द्विदेवत्य चरनिर्वाप में सम्मिलित देवता हैं। 
'ऐन्द्रापौष्णइचर:' में इन्द्र और पूषा सम्मिलित देवता हैं। वहाँ न अकेला पूषा 
देवता है, और न चर पूषा देवता के स्वत्व के साथ सम्बद्ध है। क्‍योंकि हथि के 
निर्बाप के समय 'इन्द्रापूषाभ्यां जुष्ट निवेपाशि' इन्द्र और पूषा सम्मिलित देवता के 
लिए हवि का निर्वाप किया जाता है। वहाँ जकेले पूषा देवता के व होने से चरू 
के पेषण का प्रश्न ही नहीं उठता ॥४४॥ 

'तस्मात्‌ पूषा प्रपिष्टभागो८न्‍्तको हि' वचन के अनुसार 'अदन्तक' लिज्ज से 
गत सूत्र [४२] द्वारा यह सिद्ध किया है कि पेषण देवता का धर्म होना चाहिए। 

इस आशंका का सूत्रकार ने समाधान किया-- 


हेतुमात्नमदन्तत्वम्‌ ॥४५॥ 


[अदन्तत्वम्‌] पूषा देवता का अदन्तक होना कहा जाता [हेतुमात्रम्‌ | 
वास्तविक हेतु न होकर हेतु के समान प्रतीत होता हुआ केवल अर्थवाद है । 

'अदन्तको हि' हेतु नहीं है । वस्तुत: दन्त' पद शरीरमात्र का उपलक्षण है। 
“अदन्तक' कहकर देवताओं को अशरीरी बताया गया है। यह वस्तुस्थिति का 
अभिष्यञ्जन स्तुतिरूप अथेबाद है। शास्त्र में ऐसे वचन स्तुतिरूप अर्थवाद होते 
हैं, यह मीमांसा-सूत्र [ १।२।२६-३० ] में प्रथम निशचय किया गया है। 'शूपेंण 
जुहोति तेन ह्वस्नं क्रिपते' [झ० ब्रा० २५।२।२३] वचन में तिन ह्न्‍्तं क्रियते' 
अंश जैसे हेतु के समान प्रतीयमान अर्थवादमात्र है, वैसे ही यहाँ 'अदच्तको हि' 
वचन देवताओं की अशरीरी स्थिति को प्रकढ करता हुआ स्तुतिरूप अर्थवाद 
है ॥४५॥ 

'सौमापौष्णं नेमपिष्टं भवति” को भी पहले लिख्भ बताया है, उस विषय में 
क्या समझना चाहिए ? इस विष्य-जिज्ञासा का आचाये सूत्रकार ने समाधान 
किया-- 


बचने प्रम्‌ ॥४६॥ 


[परम्‌ ] अन्य कहा गया--'नेसपिष्टं भवति” लिज्ज न होकर [वचनम्‌ ] 
विधिवाक्य है | तात्पयं है---यह वचन सौमापौष्ण चरु में नेमपिष्टता का विधान 


अथ तृतीयाध्याये तृतीय: पाद: डेप 


करता है। 

वह वाक्य द्विदेवत्य चरु में अद्धपेषण को बतात है ।॥ 'अर्द्ध पिष्टं भवत्यद्धं- 
मपिष्टं द्विदेवत्याय' यह “चरु का अर्धपेषण देवता का धर्म है' इस तथ्य को स्पष्ट 
करता है। इस विषय में वास्तविकता यह है कि ४४वें सूत्र के अनुसार सौमापौष्ण 
चरु में पेषण अप्राप्त होता है, वहाँ पर यह वचन नेमपिष्टता का विधान करता 
है । इसमें जो वाक्यभेद-दोष को उभारा गया है, वह आंशिक कथन है। जहाँ एक 
वाक्य से दो अर्थों को अभिव्यक्त करना अपेक्षित होता है, वहाँ वाक्यभेद-दोष को 
अनादृत कर दिया जाता है, और एक वाक्य से अनेक अर्थों का विधान मानना 
पड़ता है, अन्यथा नेमपिष्टता का कथन निरर्थक हो जायगा । अतः द्विदेवत्य चरु 
में पूर्ण पेषण नहीं होता, यह सिद्ध है ।४६॥ (इति पौष्णपेषणस्यैकदेवत्ये निवेशा- 
घिकरणम्‌ू--१५) । 


इति जैमिनोय मीमांसासूत्राणां विद्योदयभाष्ये 
तृतीयाध्ध्यायस्य तृतीयः पादः । 


तृतीयाध्याये चतुर्थ: पाद: 


गत तृतीय पाद द्वारा दर्श -पूर्ण मास प्रकरण के तैत्तिरीय संहिता-स्थित कति- 
पय सन्दिग्ध स्थलों के विषय में विवेचन प्रस्तुत किया गया। उसी प्रसंग को 
चालू रखते हुए दर्श-पूर्णमास प्रकरण में अन्य पाठ है--'निवीतं मनुष्याणां 
प्राचीनावीतं पितृणामुपवीतं देवानाम्‌, उपव्ययते देवलक्ष्ममेव तत्कुरुते' [तै० सं ० 
२।५।११] । निवीत--ग्रीवा (गर्दन) में दोनों ओर आगे को लटकाते हुए यज्ञो- 
पवीत धारण करना मनुष्यों का, प्राचीनावीत--बाईं बाँह से बाहर निकालकर 
दाएँ कन्धे पर यज्ञोपवीत धारण करना पितरों का, उपवीत">दाई बाँह बाहर 
निकालकर बाएँ कन्धे पर धारण करता देवों का चिह्न है। जो उपव्यान--दाईं 
बाँह को बाहर निकालकर बाएँ कन्धे पर यज्ञोपवीत धारण करता है, वह देवों के 
चिह्न को प्रकट करता है । 

शिष्य जिज्ञासा करता है--इसमें सन्देह है---क्या “निवीतं मनुष्याणाम्‌' 

वचन विधि है ? अथवा अथंवाद है ? और जब यह विधि है, तब क्या पुरुष का 
धम 5-अज्भ है अथवा कर्म का अज्भ है ? और फिर “निवीतं मनुष्याणाम्‌' वचन 
जिस प्रकरण में पठित है, वहाँ जो मनुष्य-सम्बन्धी कर्म हैं, उनमें यह विधि है ? 
अथवा मनुष्यप्रधान कर्म में इसका निवेश है ? 

उक्त वाक्‍्य-सम्बन्धी सन्देह-स्थल में तीन विकल्प हैं--- 

१. यहू विधिवचन है ? अथवा अर्थवाद है ? 

२. यदि विधि है, तब क्या यह पुरुष का धर्म है ? अथवा कर्म का ? तात्पयें 
है---जिस दर्शपूर्ण मास प्रकरण में यह पठित है, वहाँ मनुष्य-सम्बन्धी कर्म 
अन्वाहायय पाक है । यह पाक क्योंकि ऋत्विजों के भक्षण के लिए होता 
है, अतः यह पाक दैवकर्म का माग नहीं है; मनुष्य द्वारा पाक किया जाता 
है ऋत्विजों के लिए, यज्ञ के लिए नहीं । तब क्या इसी का विधान यह्‌ 
बचन करता है ? 

३. अथवा पञज्चमहायज्ञों के अन्तर्गत मनुष्यश्रधान-कर्म आतिथ्य है। क्या यह्‌ 
विधिवचन उसका विधायक माना जाय ? 


अथ तृतीयाध्याये चतुर्थ: पाद: हि 


प्रथम विकल्प को लक्ष्य कर शिष्य का कहना है--यह बिधिवाक्‍्य होना 
चाहिए, क्‍योंकि यह एक अपूर्व अर्थ का विधान करता है। शिष्य-सुझाव को 
आचाय॑ चूत्रकार ने पूर्वपक्ष-रूप में सूत्रित किया-- 


निवीतमिति मनुष्यधर्म: शब्दस्य तत्प्रधानत्वात्‌ ॥१॥ 


[निवीतम्‌ ] निवीत [इत्ति] यह [ मनुष्यधर्म:] मनुष्य का घर्मं -अजद्भ है। 
[शब्दस्य | “निवीतं मनुष्याणाम्‌' इस शब्द के [तत्प्रधानत्वात्‌ ] मनुष्यप्रधान 
होने के कारण । 

“निवीतं मनुष्याणाम्‌' यह विधायक वावय है। अपूर्न अर्थ का विधान करता 
हुआ यह सप्रयोजन होता है | यदि इसे अर्थवाद कहा जाय, तो यह बिरर्थक होगा; 
क्योंकि ऐसा कोई अर्थ विहित नहों है, जिसकी यह स्तुति करे । अत: विधि मानने 
पर यह पुरुष का धम्म है, अर्थात्‌ पुरुष निवीत धारण करे, इसका विधान करता 
है, इस रूप में यह पुष्ष का अज्भ हैं। पुएष के लिए निवीत धारण करने का 
विधान होने से उसका अज्ज है। उक्त वाक्य में मनुष्य का विधान न होकर 
मनुष्य के निवीत-धारण का विधान है । निवीत-घारण पुरुष का अज्भ तभी होगा, 
जब पुरुष के लिए उनका विधान माना जाय, क्योंकि निवीत-धारण मनुष्यों का 
उपकारक है । 

दक्श-पूर्णणास प्रकरण में पठित होने से दर्श-पूर्णणास याग उपकारक कहना 
युक्त न होगा; क्योंकि प्रकरण से वाक्य बलवान्‌ होता है; क्योंकि वाक्य साक्षात्‌ 
निवीत-भारण को (*>निवीतं मनुष्याणाम्‌ ) मनुष्य-सम्बन्धी कर्म बतला रहा 
है। फलत: यही समझता चाहिए कि उक्त वाक्य निवीत-धारण का विधि है, और 
यह मनुष्य-घर्म है ॥१॥ 

आचार्य सूत्रकार ने उक्त पूर्व पक्ष का समाधान किया-- 


अपदेशो वा5थेस्य विद्यमानत्वात्‌ ॥२॥ 


[वा] सूत्र में 'वा' पद पूर्वोक्त पक्ष के निवारण के लिए है। तात्पय है-- 
“निवीतं मनुष्याणाम्‌' वचन का प्रवेश मनुष्यप्रधान-कर्म में नहीं होता; अर्थात्‌ 
यह वाक्य किसी अपूर्व अर्थ का विधायक नहीं है; अपितु [अपदेश: | पहले से 
जात अर्थ का ही कहनेवाला वचन है, [अर्थस्य] निवीत-घारणरूप अर्थ के 
[विद्यमानत्वात्‌ ] प्रथमत: विद्यमान होने से। लोक में प्राय: सभी मनुष्य स्वततः 
निवीत धारण करते हैं; उसके लिए विधि अनावश्यक है। 

उक्त वचन लौकप्रसिद्ध अर्थ का कथन करता है, किसी अपूर्व अर्थ का नहीं, 
जिसके कारण इसे विधि माना जाय । लोक में प्रायः सभी मनुष्य अपने कर्म में 


डंप८ मीमांसा-दर्शन 


ब्वृत्त होने के लिए निदीत धारण करते हैं। उसी का अंनुवादमात्र यह वचन है, 
अपूर्व विधि नहीं ॥२॥ 

शिष्य पुन: जिज्ञासा करता हैं--लोक में निवीत-धारण प्रायोवादमात्र है, 
उक्त वाक्य उसको व्यवस्थित करता है। तब इसे अपूर्व विधि क्यों न माना 
जाय ?- 

आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को पूर्बपक्षरूप में सूत्रित किया-- 

विधिस्त्वपुर्वेत्वात्‌ स्थात्‌ ॥३१ 

[तु] सूत्र में 'तु' पद निए्चय अर्थ का ययोतक है । [विधिःतु | “निवीतं 
मनुष्याणाम्‌' वचन विधि ही | स्थात्‌ | है, [अपूर्वेत्वात्‌ | अपूर्व अर्थ का विधायक 
होने से । 

यह ठीक है कि कर्म में प्रवृत्त होने के अवसर पर प्रायः मनुष्य निबीत घारण 
करते हैं, पर उसकी अनुल्लंघ्यता लोक में वहीं है; इसका उल्लंघन भी देखा जाता 
है । उक्त वाबय निवीत-धारण की अनुल्लंध्यतारूप व्यवस्था का विधान करता 
है । निवीत-धारण की अनुल्लंघ्यता +- नियमित व्यवस्था लोक से प्राप्त नहीं है । 
इसी अपूर्ब अर्थ का विधान उक्त वाक्य करता है, अतः उसे विधि मानना युक्त 

5) 
हे शिष्य इसमें पुनः सुझाव प्रस्तुत करता है--निवीत-धारण को पुरुष का घर्मे 
नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वस्तुत: यह पुरुष को उपकृत नहीं करता; प्रत्युत उस 
कर्म को उपकृत करता है, जिस कर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्त होने के लिए पुरुष ने 
निवीत धारण किया है । 

आजाय॑ सूचकार ने क्षिष्य-सुकाव को पूर्वपक्षरूप में सूत्ित किया-- 

स॒ प्रायात्‌ कर्मधर्मः स्थात्‌ ॥४॥ 

[सः] वह निवीत-धारण [प्रायात्‌ ] दर्षपूर्ण मास प्रकरण के कर्मबहुल प्रदेश 
में उपदिष्ट होते के कारण अथवा उस कर्म के लिए--उस कर्म की पूर्णाज्जता के 
लिए--होने के कारण [कर्मंधरमं:] कर्म का धर्मज-अज्ज [स्पात्‌] होना 
चाहिए । 

मनुष्य द्वारा निवीत धारण करके कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त होना कर्म में अपूर् 
धर्म-विशेष का उत्पादक होता है; अतः उसे (निवीत-धारण को) कर्म का अज्ज 
मानना युक्‍त है। वह कर्म में अपूर्व का उत्पादन कर कम को उपकृत करता है; 
तब उसी का अज्ज माना जाना चाहिए। दरशंपूर्ण मास प्रकरण में पठित है, दक्षे- 
पूर्णमास ऋतु के पूर्णाज्ू अनुष्ठान के लिए निबीत धारण किया जाता है, तब उस 
ऋतु का अज्ज मानने मैं कोई बाधा नहीं है ॥४॥ 


अथ तृतीयाध्याये चतुर्थ: पाद: डद& 


केवल क्रतु का नहीं, अपितु इसे वाक्यशेष--अर्थात्‌ दर्शापूर्णमास-प्रकरण- 
पठित निवीत-धारण का--'आध्वयव' नाम होने से ऋतुयुक्त मनुष्य-धर्म मानना 
चाहिए। 

आचाय॑ सूत्रकार ने इसी अर्थ को सूत्रित किया-- 

वाक्यशेषत्वात्‌ ॥५॥ 

सूत्र के शिष' पद से यहाँ [३।३॥१४] सूब में बताये गये श्रुति आदि छह 
विधि-विनियोग कारणों में से अत्तिम 'समाख्या' प्रमाण का ग्रहण है। इसके अनु- 
सार सृत्रार्थ है--[ वाक्यशेषत्वात्‌ ] “निवीत मनुष्याणाम्‌' इस वाक्य का शेष -- 
समाख्या अर्थात्‌ नाम आध्वरयव' होने से ज्ञात होता है, निवीत-धारण अध्वर्षु को 
करना चाहिए। 

दर्शपूर्णमास प्रकरण में उक्त वाक्य पठित है। यदि दर्शपूर्णणास की समाख्या 
'आध्वरयंव' है, तो अध्वर्यू के निवीत धारण करने में उक्त वाक्य का वितियोग 
मानना चहिए । फलत: दर्शपूर्णमास ऋतुयुक्त मनुष्य-धर्म निवीत-धारण है, यह 
मान्यता युक्त है। इससे प्रकरण और समाख्या अनुगृहीत होते हैं |। ५॥॥ 

शिष्य ने पुनः जिज्ञासामूलक अन्य पक्ष प्रस्तुत किया--दक्षपूर्णणास प्रकरण 
में अन्याहायंपाक पठित है, निवीत-धारण करके अध्वर्यु द्वारा वह पाक सिद्ध 
किया जाता है । तब “निवीतं मनुष्याणाम्‌* विनियोग प्रकरणस्थित मनुष्य-प्रधान 
कर्म में क्यों न माना जाय ? आचार्य सूत्रकार ने श्षिष्य-भावना को पूर्वपक्षरूप में 
सूत्रित किया-- 

तत्प्रकरणे यत्‌ तत्संयुक्तमविश्नतिषेधात्‌ ॥६॥ 

[तत्प्रकरणे ] दक्ष॑पुर्णमास के प्रकरण में [ यत्‌ | जो अन्वाह्य॑पाक आदि पठित 
है [तत्संयुक्तम्‌ ] उससे संयुक्त अर्थात्‌ तिवीत-धारण को उसका अज्धः होना 
चाहिए, [अविश्रतिषेधात्‌| प्रकरण और समाख्या का इस मान्यता कै साथ 
बविप्रतिषेध्र -- विरोध न होने से। तात्पर्य है--अन्वाहार्यपाक अध्वर्युकतुंक है, 
और दर्ढष-पूर्णमास प्रकरण में पठित भी है। अतः यह प्रकरणस्थ मनुष्यप्रधान कर्म 
का धर्म है, यह मानता अधिक युक्‍त है। 

यद्यपि प्रकरण और समाझ्या के आधार पर निवीत-धारुण कर्म का धर्म ज्ञात 
होता है, 'निवीतं मनुष्याणाम्‌' वाक्य से साक्षात्‌ मनुष्य का धर्म जाता जाता है, 
फिर भी विरोध-परिहार के लिए इसका अन्यत्र उत्कर्ष करने की आवश्यकता 
नहीं है। क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में ही मनुष्यप्रधान अन्वाह्यंपाक पठित है, जो 
अध्वर्यू द्वारा सम्पन्न किया जाता है । अतः उक्त वाक्य का विनियोग निबीत 
धारण कर अध्वर्यु द्वारा साध्य अल्वाहायेपाक-कर्म में होना चाहिए। इससे 


ड६० मीमांसा-दर्शन 


प्रकरण और वाक्य दोनों अनुगृहीत होंगे। फलत: दर्श-पूर्णमासप्रकरण-स्थित 
मनुष्यप्रधान कर्म का इसे घर्मं मानना युक्त है ।।६॥॥ 

शिष्य पुनः जिज्ञासा करता है--प्रकरण-स्थित मनुष्यप्रधान' कर्म में उक्त 
विधिवाक्य का विनियोग कहना निर्वाघ नहीं है। क्योंकि पूरे सन्दर्भ में सभी 
वाक्य समानरूप से पठित हैं, इसलिए प्राचीनावीत और उपबीत के यथाक्रम 
पितृकर्म और देवकर्म में सम्बन्ध के समान निवीत का सम्बन्ध भी मनुष्पप्रघान 
कर्म के साथ मानना होगा | तब जहाँ निरपेक्ष मनुष्यप्रधान कर्म होगा, वहाँ 
इसका उत्कर्ष मानना ही चाहिए । शिष्य-भावना को आचार्य सूत्रकार ने पुर्वपक्ष- 
रूप में सूत्रित किया-- 


तत्यधाने वा तुल्यव॒त्‌ प्रसंख्यानादितरस्य 
तदस्थंत्वात्‌ ७॥ 


[वा] 'वा' पद प्रस्तुत प्रकरण में 'निवेद्' पक्ष के प्रतिषेध का चोतक है। 
[तत्मधाने ] “निवीतं मनुष्याणाम्‌' का निरपेक्ष मनुष्यप्रधान कर्म में सम्बन्ध होना 
चाहिए, [तुल्यवत्‌ ] समान रूप से [प्रसंस्यानात्‌ू] कथन होने के कारण। 
“प्राचीनावीतं पितृणाम्‌, उपबीतं देवानाभ्‌” के साथ “निबीतं मनुष्याणाम्‌' का 
समान हूप से कथन हुआ है; इसलिए प्राचीतावीत और उपवीत से [इतरस्थ] 
इतर-- अन्य--निवीत का [तदसर्॑त्वात्‌ | उसी के लिए होने से, अर्थात्‌ मनुष्य के 
ही लिए होते के कारण निवीत का मनुष्यप्रधान कम के साथ सम्बन्ध होना सर्वथा 
योग्य है । 

दर्श-पूर्ण मास प्रकरण में प्रस्तुत विवेचन-सम्बन्धी पूर्ण पाठ है--निवीतं 
मनुष्याणाम्‌, प्राचीनावीत॑ पितृणाम्‌, उपवीतं देवानाम्‌' यहाँ ये तौनों वाक्य समान 
रूप से पढ़े हैं। इनमें से जिस प्रकार प्राचीनावीत का पितृकर्म में, तथा उपवीत 
का दर्शपूर्णणास आदि देवकर्म में सम्बन्ध माना जाता है, उसी प्रकार निवीत का 
सम्बन्ध भी निरपेक्ष मनुष्यप्रधान कर्म के साथ मानना होगा। तब प्रकरणस्थित 
सापेक्ष अन्वीहार्य पाक आदि मनुष्यप्रधान कर्म के साथ निवीत का सम्बन्ध न मान- 
कर निरपेक्ष मनुष्यप्रधान कर्म देखना होगा, जहाँ इसका सम्बन्ध माना जाय। 
वह पण्चमहायज्ञ के अन्तर्गत निरपेक्ष मनुष्यप्रधाव आतिथ्य-कर्म है। वहीं निवीत 
का उत्कर्ष करना योग्य होगा । 'मनुष्याणाम्‌' षष्ठी विभकित का निर्देश निवीत के 
साथ मनुष्य का साक्षात्‌ सम्बन्ध प्रकट करता है, ज॑से समात पठित अन्य दोनों 
वाक्‍्यों में स्वीकार किया गया है । अतः वावय-प्रकरण को बाधकर निवीत-धारण 
का निवेश अतिथि-कर्म में करेगा । फलत: दर्श-पुूर्ण मास से निवीतधारण का अन्यत्र 
उत्कं उचित है। 

चतुर्थ पाद के इन प्रारम्भिक सात सूत्रों में पूर्वेनिदिष्ट तीन विकल्पों के मूल 


बथ तृतीयाध्याये चतुर्थ: पाद: ड़ 


में पाँच पक्ष प्रस्तुत किये गये हैं, जितमें “निवीतं मनुष्याणाम्‌ ” को विधि मानकर 
उसे (१) मनुष्यधर्म, (२) कर्मधर्म, (३) दर्श-पूर्णमासकर्मयुक्त मनुष्य-धर्मं, 
(४) दर्श-पूर्णमास प्रकरणस्थित मनुष्यप्रधान कर्म का धरम; (५) प्रकरण से 
अन्यत्र आतिथ्यादि मनुष्यकर्म का धर्म प्रकट किया गया है। 

पहले तीन सूत्रों में प्रथम पक्ष पर विचार है। चौथे सूत्र से दूसरा पक्ष, 
पाँचवें सूत्र से तीसरा पक्ष, छठे सूत्र से चौथा पक्ष, सातवें सूत्र से पाँचवाँ पक्ष 
श्रस्तुत किया गया है । सिद्धान्त की दृष्टि से ये सब यूव॑पक्ष हैं। सिद्धान्त-पक्ष अगले 
दो सूत्रों द्वारा प्रस्तुत है ॥७॥ 

इस लम्बे पूर्वंपक्ष का आचायें सृत्रकार ने समाधान अगले सूत्र द्वारा प्रस्तुत 
किया-- 

अर्थंयादो वा प्रकरणात्‌ ॥८॥ 

[वा] “वा' पद पूर्वोक्त “मनुष्यप्रधान कर्म-विषयक विधि पक्ष के निराकरण 
का द्योतक है। तात्पये है---“निवीतं मनुष्याणाम्‌' वचन मनुष्यप्रधान कम का 
विधायक नहीं है, [प्रकरणात्‌ | प्रकरण-सामथ्ये से, अतः [अथैवाद:] अर्थवाद 


“निवीत॑ मनुख्याणाम्‌* यह वचन विधि नहीं है; भनुष्यप्रधान कर्म का 
विधान करता है, अथवा मनुष्यप्रधान कर्म में यह विनियुक्त है,---ऐसा भी नहीं 
है। “मनुष्याणाम्‌' षष्ठी विभक्ति से मनुष्य-सम्बन्ध तो जाना जाता है, पर 
मनुष्यप्रघान कर्म के साथ सम्बन्ध का यहाँ कोई निर्देश या संकेत नहीं है । यदि 
इस वचत का सम्बन्ध मनुष्यप्रधान कर्म में स्वीकार किया जाता है, तो निवीत- 
धारण कर्म के फल की कल्पना करनी होगी, क्योंकि विधिवचन का कोई फल 
अवध्य मान्य होता है, जिसका प्रकरण में कोई निर्देश नहीं है। अत: जहाँ पञुच- 
महायज्ञ आदि के प्रसंग में मनुष्यप्रधान कर्म आतिथ्य का कथन है, उसके साथ 
सम्बन्ध के लिए इस वचन का उत्कर्ष करना पड़ेगा; इससे प्रकरण बाघित होगा । 
उत्कर्ष करना तभी युक्त माना जाता है, जब प्रकरण में साप्ज्जस्य सम्भव न हो । 
“निवीतं मनुष्याणाम्‌* वचन को विधि न मानकर अर्थवाद मानने पर प्रकरण में 
उपयोग स्पष्ट है। “उपव्ययते --देवकर्म में उपवीत धारण करता है, इस विधि 
का यह स्तुतिरूप अथंवाद है। इस मान्यता में कोई बाधा नहीं है ॥८॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है --प्रकरण में ही उक्त वचन को अन्वाहायंपाक-कर्म 
का विधायक मानकर न प्रकरण बाधित होता है, न उत्कर्ष करना पड़ता है । इस 
मान्यता को क्‍यों न स्वीकार किया जाय ? 

आचार सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


डर मीमांसा-द्शंन 


विधिना चैकवाक्यत्वात्‌ ॥६॥ 


[विधिना ] “उपव्ययते' विधिवचन के साथ [एकवाक्यत्वात्‌ ] 'निवीत्ं 
मनुष्याणाम्‌ वचन की एकवाक्यता होने के कारण | व | भी 'निवीतं' वचन विधि 
नहीं है। ४ 

एक विधिवच्नन के साथ दूसरे विधिवत की एकवाक्यता नहीं होती; 
क्योंकि प्रत्येक विधिवचन अपने विश्विष्ट अर्थ का विधान करता है, जी अन्य वचन 
से प्राप्त नहीं होता । यदि दो विधिवचनों की एकवाक्यता मानी जाय॑, तो वाक्य- 
भेद-दोष प्राप्त होगा । क्योंकि विचायंमाण सन्दमं में 'निवीत मनुष्याणाम्‌' वचन 
की 'उपव्ययते' विधिवचन के साथ एकवाक्यता है, अतः निवीतवचन विधि मानना 
सम्भव नहीं । प्रकरण के अन्तर्गत ही निवीत-धारण को अन्वाहायंपाक-कर्म का 
धर्म कहकर निवीत-वचत को विधि बताना संगत नहीं है। इससे एकवाक्यता 
बाधित होगी । 

“निबीतं मनुष्याणाम्‌, प्राचीनावीत॑ पितृणाम्‌, उपबीतं देवालामू, यत्‌ उप- 
ब्ययते देवलक्ष्ममेव तत्कुरुते' इस सन्दर्भ में अन्तिम वाक्य विधि है। दर्ष-पूर्णमास 
देवकम-प्रसंग में जनेऊ का उपवीदरूप में धारण करने का विधान करता है। 
“निवीतं मनुष्याणाम्‌” यह लोकसिद्ध अर्थ का अनुवाद है। यहाँ इसका पुनःकथन 
“उपवीत धारण' की स्तुति के लिए है। दर्श-पूर्णमास दैव-याग-कम्म में निबीत- 
धारण अयोग्य है। प्राचीनावीत-धारण पितृकमं में होता है, वह भी देवकर्म में 
अयोग्य है। इसलिए देवकर्म में उपबीत धारण करना चाहिए। देवकर्म में निवीत- 
आदि की अयोग्यता बताकर उपवीत-धारण की स्तुति की गई है। 

यह ऐसा ही कथन है, जैसे लोक में कहा जाता है--यह चैत्र ने नों जैसा 
देष धारण किया है; देवदत्त का वेष ज्ाह्मणों जैसा है। पहले वेष के कथत से 
दूसरे की स्तुति होती है। इसी भ्रकार देवकर्म में उपवीत की प्रशंतता के लिए 
निवीत आदि का संकीत्त॑न हैं। 'निवीतं मनुष्याणाम्‌' वचन में कोई विधायक पद 
नहीं है। इसलिए 'उपव्ययते' विधि के स्तुति-प्रयोजन से यह वचन प्रकरण में ही 
अथंवान्‌ है। इसी रूप में निवीत-वचन “उपव्ययते' से सम्बद्ध है। इससे न वाक्य 
का कोई विरोध है, और प्रकरण भी अबाधित व सार्थक रहता है । फलत: देव- 
कम में उपबीत ही प्रशस्त है । दर्श-पूर्णणास आदि देवकर्मों में उपवीत ही पघारण 
करना चाहिए, यह प्रमाणित होता है॥६।॥। (इति निबीतस्यार्थ॑वादता5घिकर- 
णम्‌ू-१) । 


१ शबर स्वामी के अनन्तरकालवर्त्ती कुमारिल भट्ट आदि आचार्यों ने अपनी 
रचनाओं में यहां छह अन्य सूत्रों की व्याख्या प्रस्तुत की है। उन सूत्रों के 


अथ तृतीयाध्याये चतुर्थ: पादः ही । 


(दिग्विभागस्थाउनुवादताधिकरणम्‌--२) 

ज्योतिष्टोम के प्रकरण में तैत्तिरीय संहिता | ६११] का पाठ है--“देव- 
सनुष्या दिशों व्यभजस्त प्राची देवा दक्षिणां पितर: प्रतीची मनुष्या उदीचीं रुद्रा:* 
देव और मनुष्यों ने दिशाओं को बाँट लिया ; पूर्व दिश्ञा को देवों ने, दक्षिण दिशा 
को पितरों ने, पश्चिम दिश्या को मनुष्यों ने, उत्तर दिल्ला को रुद्रों ने प्राप्त किया। 
शाबरभाष्य के पाठ के अनुसार उत्तर दिशा को अथयुरों ने प्राप्त किया। प्रस्तुत 
प्रसंग में केवल 'प्रतीचीं मनुष्या:' अंश को लक्ष्य कर विवेचन किया गया है। 

शिष्य जिज्ञासा करता है--इसमें निम्न प्रकार सन्देह हैं--क्या अ्रतीचीं 
मनुष्या: यह विधि है? अथवा अभथंवाद है ? यदि विधि है, तो क्या यह मनुष्य- 
धर्म है? अथवा कम का धर्म है? यदि मनुष्य-धर्मं है, तो क्या प्रकरण-पढित 
अनुष्यप्रधान कर्म में इसका निवेश माना जाय ? अथवा प्रकरणान्तर पठित 
आतिथ्य कर्म में ? 

गत अधिकरण का भतिदेश करते हुए आचार्य सूतरकार ने जिज्ञासा का समा- 
धान किया-- 

विभागशच तद्त्‌ सम्बन्धस्थार्थहेतुत्वात्‌ ॥१०॥ 

[विभाग: ] दिशाओं का विभाग+>बँटबारा [च ] भी [तद्॒त्‌ ] निवीत के 
समान जानना चाहिए, [सम्बन्धस्य] प्रतीची दिशा के साथ मनुष्य-सम्बन्ध के 
[अर्थहेतुत्वात्‌ | प्रयोजनरूप हेतु होने से। तालर्य है--पश्चिम दिशा के साथ 
मनुष्य-सम्बन्ध में--उसका प्रयोजन पूरा होना--हेतु है । 

विषय में आचार्यों के विभिस्त विचार हैं -- 

(क) भाष्यकार शबर स्वामी ने इन सूत्रों का भाष्य किया था, वह किसी 

कारण खण्डित हो गया । 

(ख) निरथंक होने से माष्यकार ते व्याख्या की उपेक्षा कर दी। 

(ग) ये सूत्र अनार हैं, जैमिनि की रचना नहीं हैं। 

यह विचार अधिक युक्त प्रतीत होता है। शबर-काल तक इन सूत्रों 
का अस्तित्व न था। सूत्र थे, शबर ने भाष्य किया; वह खण्डित हो गया 
इस कथन में कोई प्रमाण नहीं है । यदि भाष्यकार के समय सूत्र. होते, और 
उन्हें फल्गु समककर भाष्यकार उनपर भाष्य लिखने की उपेक्षा करता, तो 
इसका ही उल्लेख भाष्यकार कर देता । इन सूत्रों पर शबर स्वामी का कुछ भी 
निर्देश न होने से यह निर्िचत है--शबर स्वामी के समय इन सूत्रों का 
अस्तित्व न था। अनन्तर-काल में कब मिलाये ? किसने मिलाये ? ब्यों 
मिलाये ? यह सब अल्वेष्य है। 

१. 'उदीचीं रुद्रा:' के स्थान पर शाबरमाष्य में “ददीचीमसुरा:' पाठ है। 


डहड भीमांसा-दर्शत 


गत सातवें सूत्र की व्याख्या में निवीत के पाँच पक्ष दिखाये गये हैं। उसी के 
समान दिग्विभाग के भी यहाँ पूर्वपक्षरूप में पाँच पक्ष समभने चाहिएँ : 

(१) मनुष्य धर्म, (२) कर्म धर्म, (३) ज्योतिष्टोमकर्मंयुक्त मनुष्य-धर्मे, 
(४) ज्योतिष्टोम में मनुष्यप्रधान कर्म -- दक्षिणादान का धर्म, (५) भिन्‍्त वाक्य 
होने के कारण प्रस्तुत प्रकरण से अन्यत्र आतिश्य आदि कर्म का घ॒र्म। इनका 
निराकरण करते हुए 'प्राचीनवंशं करोति' विधि का यह्‌ स्तुतिरूप अर्थवाद है,--- 
यह सिद्धान्त-पक्ष स्पष्ट किया है। 

उक्त वाक्य से पहले संहिता में 'प्राचीनवंशं करोति' यह 'प्राचीनवंश' नामक 
मण्डप-निर्माण का विधि-बचन है। चारों दिशाओं को ओर इस मण्डप के चार 
द्वार होते हैं । मण्डप-निर्माण के लिए ऊपर मगज में जो मुख्य बाँस डाला जाता 
है, वह उत्तर-दक्षिण होता है। यह मानव-मण्डप है। साधारण निवास के लिए 
किसी भी गृह या शाज्ञा का रुख उत्तर-दक्षिण--कुछ पूर्व व पच्छिम को भुका 
हुआ रकक्‍खा जाय, तो वह घर सबंर्तू सुख होता है। देव-मण्डप के निर्माण में मुख्य 
बाँस पूर्व-पच्छिम होता है । इसी के लिए 'प्राचीनवंश करोति” विधि है। 

प्रधान याग में यजमान को दीक्षित करने के लिए इस मण्डप का उपयोग 
होता है । यजमान, ऋत्विज्‌ तथा देव-सम विद्वानों का मण्डप में प्रवेश पूर्वे-द्वार 
से होता है, दक्षिण-द्वार से अच्य पितु-सम मान्य वृद्धजनों का, पश्चिम-द्वार से 
अच्य पारिवारिक, दष्ट मित्र आदि जन, उत्तर-द्वार से अच्य कार्यकर्त्ता आदि। 
शाबरभाध्य के अनुसार 'रुद्र/ के स्थान में 'असुर' पद के पाठ का तात्पय यही है 
कि इस द्वार से चतुर्थ श्रेणी के सेवक आदि क्षुद्र जन प्रवेश करें। यह सब मण्डप 
में यथास्थान बैठने की व्यवस्था का रूप है। इसी कारण यह वाक्य '“प्राचीनवंशं 
करोति' विधि का स्तुतिरूप अर्थवाद है। 'प्राचीं देवा:' इत्यादि समस्त सन्दर्भ की 
एकवाक्यता 'प्राचीनवंशं करोति' विधि के साथ स्पष्ट है। 'प्रतीचीं मनुष्या: 
आदि सन्दर्भ को प्राचीनवंश विधि का अर्थवांद मानने पर प्रकरण भी अनुगृहीत 
होता है ।!१०॥ (इति दिग्विमागस्थानुवादताधिकरणम्‌---२) । 


(परषिदितादीनामनुवादताइधिकरणम्‌--३ ) 


(१) चातुर्मास्य याग के अन्तगंत तैत्तिरीय ब्राह्मण [ १६८] के महापितृ- 
यज्ञ प्रसंग में पाठ उपलब्ध है--'बत्‌ परुषि दित॑' तद्देवानाम्‌, यदन्तरा तन्मनुष्या- 


१. ब्राह्मण में 'द्वित॑ के स्थान पर 'दिनं' पाठ उपलब्ध है, जो छान्‍्दस ही सम- 
ना चाहिए। यह भी सम्भव है, जिस हस्तलिखित प्रति से सर्वप्रथम ब्राह्मण 
मुद्रित कराया गया, उसमें लिपिकार ने भ्रमवञ्ञ 'दितं' के स्थान पर “दिल 
लिपि कर दिया हो । 


अथ तृतीयाध्याये चतुर्थ: पादः 03.4 


णाम्‌, यत्‌ समूलं तत्‌ पित॒णाम' जिन कुझाओं को जड़ से ऊपर की पहली गाँठ से 
काटा जाता है, वे दोनों की; जिनको जड़ और गाँठ के मध्य भाग से काटा जाता 
है, वे मनुष्यों की; तथा जिनको समूल काटा जाता है, वे पितरों की होती हैं। 
इसी के आगे विधिवाक्य पठित है--'समूलं बहिमंवत्ति व्यावृत्ये---कुशा समूल 
काटनी चाहिए, न्यूनता आदि दोष निवारण के लिए। 

(२) इसी प्रसंग में 'पतृभ्योअग्निष्वातेम्यो5मिवान्या: गोदुग्घे मन्‍्यम्‌' अग्नि- 
कर्म-विशेषज्ञ पितरों के लिए मृतवत्सा (जिसको अन्य वत्स के सहारे दुह्य जाता 
है, ऐसी अभिवानी) गाय के दूध में यवपिसात (--सत्तू) डालकर मल्य बनाया 
जाता है। इस प्रकार मन्धन का उपक्रम कर, आगे पाठ है---यत्‌ पूर्ण तन्‍्मनुष्या- 
णामू, उपर्यर्धों देवानाम्‌, अर्ध: पितृणाम्‌--जो दूध से भरे पात्र में मन्‍्थत किया 
जाता है, वह मनुष्यों का; जो आधे से कुछ ऊपर तक भरेपात्र में मन्धन है, वह 
देवों का; तथा जो आधे भरे पात्र में मन्‍्थन है, वह पितरों का होता है। इसके 
अनन्तर वहाँ विधिवाक्य पठित है--'अर्घं उपमन्थति अर्धों हि पितृणाम्‌” आधे के 
लगभग भरे पात्र में मन्थन करे, क्योंकि वह पितरों के लिए है ॥..” 

(३) दर्श-पूर्णमास प्रकरणगत आग्नेय पुरोडाश के पाक-प्रसंग में तैत्तिरीय 
संहिता [ २।६।३ ] का पाठ है--यो विदग्ध: स नैऋतः, यो$क्षुतः स रौद्र,, यः 
जुत: स सदेव:; तस्मादविदहता श्ृत्ंकृत्य: सदेवत्वाय' पकाते हुए जो पुरोडाश जल 
जाय, वह निऋति देवता का है; जो कच्चा रह जाय, वह रद्रदेवता का; जो ठीक 
पका है, वह देवों के लिए है। इसलिए पुरोडाश ठीक पकाना चाहिए, जो न जले 
न कच्चा रहे; वह देव-सम्बन्ध के लिए होता है, --बह विधिवाक्य पठित है। 

(४) ज्योतिष्टोम के अन्तर्गत यजमान को दीक्षित किए जाने के प्रसंग में 
स्नान के अवसर पर तैत्तिरीय संहिता [ ६।१।१] में पाठ है--'घृतं देवानाम्‌, मस्तु 
पितृणाम्‌, निष्पक्व मनुष्याणाम्‌--घृत देवों का है, मस्तु पितरों का, निष्पक्व 
मनुष्यों का। इसके आगे पाठ है--तद्गा एततत्‌ सर्वदेवत्यं यन्तवनीतम्‌, यन्तवनी- 
तेनाम्यडक्ते सर्वा एव देवता: प्रीणाति' यह जो नवनीत है, सब देवताओं के साथ 
सम्बद्ध है; जो नवनीत से अभ्यव्जन (--सिर से पाँव तक मदन) करता है, वह 
सब देवताओं को प्रसन्‍न करता है। “तस्मान्नवनीतेनाम्यडक्ते' इसलिए नवनीत 
से अभ्यठ्जन करे,--यह विधिवाक्य अच्त में पढ़ा है। 

प्रस्तुत प्रसंग में 'घुत, मस्तु, निष्पक्वम्‌' पदों के अर्थ स्पष्ट नहीं हैं। जाचायों 
ने इन पदों के जो विवरण दिए हैं, वे भी स्वंथा तिर्श्रान्त नहीं है। यह स्मरण 
रुखना चाहिए, लोक व बैंदिक साहित्य में घी के लिए “'धुत' सामान्य पद है, यह 
चाहे अपनी किसी अवस्था में हो । मुख्यतः इसकी दो अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था 
है--दही बिलोकर निकला हुआ स्नेहंभाग । यह डली या लौंदे की शक्ल में ढीला 


६६ मौमांसा-दर्शन 


जमा हुआ रहता है । इसका नाम 'नवनीत' है । इसी को चालू भाषा में 'मबंखन”' 
कहा जाता है | इसमें छाछ का थोड़ा अंश मिश्रित रहता है | वातावरण की उष्णता 
पाकर जब यही कुछ अधिक ढीला--बहने योग्य हो जाय, तब इसका ताम 'मस्तु' 
है। कोषों' में 'मस्तु' पद का प्रयोग छाछ के लिए आता है। छाछमिश्रित ढीला 
बहता हुआ नवनीत 'मस्तु' समझना चाहिए। नवनीत के लिए एक अन्य पद 
'हैमज़्जबीन' है। यह एक दिन अधिक रबखे हुए बासी दही से निकाला जाता है। 
जो सद्यस्क-- ताजा दही से निकाला जाय, वह 'नवनीत' है। यही दोनों का अन्तर 
है। वैदिक वाड्मय के यागीय प्रसंगों में 'हैयज़जवीन' का उल्लेख नहीं मिलता । 

घी की दूसरी अवस्था निष्पक्ध' है। नवनीत को आग पर अच्छी तरह 
पकाकर--जब उसका छाछ-अंश सवंथा जल जाय--कपड़े आदि से छातकर रख 
लिया जाता है। इसमें अपना स्वाभाविक सुरभिगन्ध रहता हैं। पकाते समय यदि 
उसमें नींबू के दो-चार हरे पत्ते अथवा मेथी के परिमित दाने डाल दिए जायें, तो 
उसमें कुछ विशेष सुरभिगन्‍्ध उभर आता है। यह पका हुआ घी पूर्ण तरल अवस्था 
में 'आज्य' अथवा “ह॒वि' है। पूर्ण जमी अवस्था में 'बृत्त' है। कुछ ढीली-गाढ़ी 
बहती अवस्था में “आयुत' है। 

मीमांसा-प्रन्थों में इन भेदों को बताने के लिए एक प्राचीन इ्लोक उद्धृत 
उपलब्ध होता है--- 

सर्पिविलीनमाज्यं स्थाद्‌ घनीभूतं घृत बित्रुः ॥ 
चिलीनाधंमायुतं तु नवनीत॑ यतो घुतस्‌ ॥ 

पिघला हुआ 'सर्पि' तथा आज्य कहा जाता है। इसमें ओर वैशिष्टय देखना 
चाहें, तो जो कुछ गाढ़ा पिघला हुआ है, वह सर्पि है, तथा जो पूरा पिघला हुआ, 
नितान्त तरल है, वह आज्य है। जो पूर्ण जमा हुआ है वह घुत है। अधपिघला 
'आयुत' है। आग पर गरम करके जिससे घी बनाया जाता है, वह 'नवनीत' है। 
आयुर्वेद के ग्रन्थों में 'मस्तु' का अर्थ “दही में सीमित जल मिलाकर जघबिलोई 
अवस्था' किया है । 


१. आजकल कच्चे दूध को मथकर जो क्रीम निकाला जाता है, वह लौंदे की 
शक्ल में नहीं होता | उसे बाद में जमाकर टिकियाँ बना दी जाती हैं, जो 
मक्खन के नाम से बाजार में बिकता है। प्रस्तुत प्रसंग में उसकी चर्चा नहीं 
है। 

२. आप्टे का संस्क्ृत-हिन्दी कोष | अमरकोश और उसकी रामाश्रमी टीका के 
अनुसार 'मस्तु' उस प्रानी का नाम है, जो दही को कपड़े में छानकर अलग 
किया जाता है। 'मण्डं द्धिभवं मस्तु'। परन्तु यहाँ यज्ञिय प्रसंग में सहयोगी 
पदों के साम|्जस्य से घृत की कोई अवस्था 'मस्तु' होनी चाहिए। 


अथ तृतीयाध्याये चतुर्थ: पादः ४६७ 


संख्या ४ पर निर्दिष्ट तैत्तिरीय संहिता के प्रारम्भिक वचनों में 'नवनीत' का 
उल्लेख नहीं है; पर आगे विधिवाक्य में नवनीत का उल्लेख है । अर्थवाद की दृष्टि 
से इसका साम्जस्य कैसे होगा ? विचारणीय है । दीक्षा के प्रकरण गें यजमान के 
स्नान के अवसर पर यह्‌ विधि है; तब यह भी विचा रणीय है कि यजमान को किरा 
वर्ग में रकखा जाय ? क्योंकि सन्दर्भ में 'देव, पितर, मनुष्य” तीन का ही निर्देश 
है। इन तीन में से किप्तके साथ थजमान को रक्खा जाय ? 

गत अधिकरण में प्राचीनवंश देवमण्डप में प्रवेश के अवसर पर यज्मान को 
ऋत्विज्‌ और देव-सम विद्वानों के साथ रक्खा है। यजमान के सहित ये सब पू्वे- 
द्वार से मण्डप में प्रवेश करते हैं। यहाँ भी देवों के साथ यजमान को रखने पर 
“घुत॑ देवानाम्‌' के साथ असामज्जस्थ का समाधान सोचना होगा, क्योंकि विधि- 
वाक्य में यजमान का अभ्यज्जन नवतीत से विधान किया है; पर देववर्ग के लिए 
घुत का निर्देश है । इसके सामज्जस्थ के लिए यह मानना आवश्यक है कि घी की 
प्रत्येक अवस्था के लिए साधारण रूप से “घृत' पद का प्रयोग मान्य है; तैत्तिरीय 
वाक्य में यहाँ 'घृत' पद का प्रयोग 'तवनीत' के लिए हुआ है । ऐसा मानने पर-- 
स्तान के अवपतर पर यजमान का अम्यञ्जन नवनीत से किए जाने की विधि के ये 
प्रारम्भिक वचन स्तुतिरूप अथवाद हैं, यह जानना सम्भव होगा । 

इस लम्बी प्रस्तावना में पूर्वोक्त वाक्‍्यों द्वारा देव, पितर और मनुष्यों को 
लक्ष्य कर चार बातें कही गई हैं-- 

(१) कुशा का काटना; (२) पात्र का दूध से भरा होना; (३) पुरोडाश्य 
का पकाना; (४) घी के प्रयोग की यथावसर अवस्था । 

शिष्य जिज्ञासा करता है--यहाँ मतुष्यसम्बन्धी और रुद्र देवतासम्बन्धी 
बचनों में सन्देह है --क्या ये वचन मनुष्यों के घमं-सम्वन्धी विधियाँ हैं ? अथवा 
कर्म के धर्म होकर अनुवाद हैं ? तथा प्रकरण के अन्तर्गत जो मनुष्यप्रधान कर्म हैं, 
और रुद्र देवतासम्बन्धी कर्म हैं, उन्हीं में क्या इन बचनों का निवेश माना जाना 
चाहिए ? अथवा प्रकरण के बाहर आतिथ्य आदि कर्म में इनका उत्कर्ष होना 
चाहिए ? अथवा ये केबल अर्वाद हैं ? 

आचार्य सूत्रकार ते श्रथम अधिकरण का अतिदेश करते हुए जिज्ञासा का 
समाधान किया--- 


परुषिदितपूर्णघृतविदग्धड्च तद्॒त्‌ ॥११॥ 


[परुषिदित-पुर्ण -घृत-विदरधम्‌ ] परुषिदित--गाँड से काटी हुई कुब्ा, पूर्ण -- 
दूध से भरा पात्र, घृत और विदग्ध - जला हुआ पुरोडाक्ष, इनके विधायक वचन 
[त्र] भी [तद्त्‌ | निवीत-बचन के समान अर्थवाद समभने चाहिएँ । 

सूत्र के प्रथम चारों पद उक्त वचनों के अनुकरण हैं। इनमें समाहार द्वन्दर- 


डह्द मीमांसा-दर्शन 


समास है । 

में 'परुषिदित' आदि बचन भी प्रथम अधिकरण में विवेचित 'निवीत' के 
समान हैं। जो निवीत में पूर्वपक्ष है, वही इनमें भी पृर्वपक्ष है। जो निवीत में 
मध्यम पक्ष है, वह इनमें भी मध्यम पक्ष है । जो निवीत में सिद्धान्त है, वही इनमें 
भी सिद्धान्त है। 


“यदन्तरा मनुष्याणाम्‌' वचन 
महापितृयज्ञ प्रकरण में पठित है, इसे कर्म का धर्म मानना चाहिए, यह प्रथम पक्ष 
है। इससे याग का प्रयोजन पूरा होता है, और मनुष्य का सम्बन्ध होने से यह 
विधिवचन है, और मनुष्य-धर्म है; यह पूर्वपक्ष है। मूल से ऊपर के भाग में काटने 
को नियम न होने से समूल काटने में साघव है। प्रयोजन इसी से पूरा होने के 
कारण स्वत: प्राप्त होने से यह्‌ विधि न होकर अनुवाद है, तथा 'समूलं बहिरभेवति” 
विधि का स्तुतिरूप अर्थ॑वाद है । 

“२! संख्या पर आधे के लगभग दूध से भरे पात्र में सत्त का घोल (-मन्ध ) 
बनाने में लाघव है। पूरे भरे पात्र में घोल के बिखरने व उसके बचाव के प्रबन्ध 

गौरव है; वह उपादेय नहीं | यह घोल पचास-पचपन वयस के लगभग पितृ- 
तुल्य बुद्जनों के लिए होता है। “यत्पूर्ण तन्मनुष्याणाम्‌ आदि वचन 'अधे उप- 
मन्थति' विधि के स्तुतिरूप अर्थवाद हैं। विधिवाक्य में पुंल्लिज्ञ 'अर्घ पद “आधे 
के लगभग' अर्थ को कहता है। ठीक बराबर आधे के अर्थ में नपुंसकलिज़ अर्धपद 
प्रयुक्त होता है । 

“३! संख्या पर 'यो विदग्धः स नेऋत: इत्यादि वचन पुरोडाश-पाक प्रकरण 
में पठित हैं। पकाते हुए जो भाग जल गया, वह निरऋति देवता का; जो कच्चा 
रह गया, वह रुद्र देवता का। निऋति भूमि का नाम है। जो जल गया, वह भूमि 
पर फेंक देना चाहिए; वह त्याज्य है । जो कच्चा है, वह रुद्र देवता का। तात्पर्य 
है---कच्चा पाक अपाचक-अस्वास्थ्यकर होने से रुलानेवाला है, त्याज्य है । विधि- 
बचन है--'श्वतं कृत्य: सदेवत्वाय'--ठीक पकाना चाहिए, वह देव-सम्बन्ध के लिए 
है। देह में ऐसा आहार दिव्य शक्तियों का उत्पादक होता है। यो विदग्घ:' आदि 
बचन “ध्ृतं कृत्य: सदेवत्वाय' विधिवाक्य के स्तुतिपरक अभुवाद हैं। 

“४” संख्या पर “धृतं देवानाम्‌” आदि वचन यजमान के दीक्षा-प्रसंग “में 
स्नान के अवसर पर पठित हैं। ये वचन 'नवनीतेनाभ्यइक्ते' विधिवाक्य के स्तुति- 
परक अर्थवाद हैं। यजमान का अभ्यज्जन स्तान के अवसर पर नवनीत से किया 
जाना चाहिए, मल्तु अथवा निष्षवव से नहीं। नवनीत से शिर आदि पर मर्देन 
शीतल ब मनुष्यों के लिए सुखकर होता है, उपादेय है। अन्य बचन इसी के अथे- 
वाद हैं। यह सब उत्तरपक्ष है । 

विधि तथा कमं के धर्मों में पाठ होने से इन्हें कर्म का धर्मं समभता चाहिए; 


अंथ तृतीयाध्याये चतुर्थ: पादः ४६६ 


यह तीसरा पक्ष है। 

पाक व दक्षिणा आदि मनुष्यप्रधान कर्म में इनका निवेश मानना चाहिए; 
इससे वाक्य और प्रकरण अनुगृहीत होते हैं । यह चौथा पक्ष है। 

प्रकरण में सभी-वाक्य समानरूप से पठित हैं; एक को विधि मानने और अन्य 
को न मानने से वाक्य-भेद प्राप्त होता है । इस दोष की निवृत्ति के लिए प्रकरण से 
बाहर आतिथ्य आदि मनुष्यप्रधान कर्म में उत्कर्ष मानना युक्त होगा; यह पाँचवाँ 
पक्ष है। 

अपने प्रकरण में विधिवाक्यों के साथ इनकी एकवाक्यता है, इसलिए ये वचन 
विधियाँ नहीं हैं; अथंवाद हैं, यह सिद्धान्त निश्चित होता है ॥११॥ (इत्ति परुषि- 
दितादीनामनुवादताधिकरणम्‌--३ ) । 

(अनुतवदननिषेधस्य ऋतुधर्मंताधिकरणम्‌--४) 

दर्श-पूर्ण मास प्रकरण में पढ़ा है--'नान्‌तं वदेत्‌' भूठ न बोले । शिष्य जिज्ञासा 
करता है--इसमें सन्देह है--प्रकरण में पठित होने से द्-पूर्णमास कर्मविेष में 
क्या यह वाक्य मिथ्याभाषण-निषेध का विधान करता है ? अथवा स्मृति आदि में 
बिहित मिथ्यामाषण-निषेध का यह अनुवाद है ? प्रतीत होता है, स्मृति-प्रतिपादित 
सार्वत्रिक व सार्वंदिक मिथ्याभाषण-निषेध का यह अनुवाद है, क्योंकि मिथ्या- 
भाषण को कहीं भी उपादेय कर्म नहीं माना गया। शिष्य-सुझाव को आचार्य 
सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया-- 

अकर्म ऋतुसंयुक्‍त संयोगान्नित्यानुवादः स्थात्‌ ॥१२७ 

[तऋतुसंयुक्तम्‌ ] ऋतु के साथ सम्बद्ध, अर्थात्‌ ऋतुविशेष के प्रकरण में पठित 
यह [अकर्म ] मिथ्याभाषण कर्म का प्रतिषेध [संयोगात्‌ | पुरुषमात्र के साथ सम्बद्ध 
होने से, तात्पये है---'वदेत्‌' क्रियापद में पुरुषमात्र के प्रयत्न का श्रवण होने से 
[नित्यानुवादः] स्मृति आदि प्रतिपादित नित्य मिथ्याभाषण-निषेध का अनुवाद 
[स्थात्‌] है। 

नानूतं वदेत्‌' वाक्य यद्यपि यहाँ दश्े-पूरणए मास प्रकरण में पढ़ा है, पर उसका 
यह तात्पय॑ नहीं माना जाना चाहिए कि दर्श-युर्णमास के अनुष्ठानकाल से अन्य 
काल में अनुतभाषंण करे। वाक्य के “वदेत्‌' क्रियापद से यह भावना प्रकट नहीं 
होती कि उसी ऋतुविश्येष में ऐसा करे । प्रत्युत साधारणरूप से पुरुषमात्र के प्रयत्न 
की भावना अभिव्यक्त होती है। इसलिए प्रत्येक अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति को 
मिथ्यामाषण नहीं करना चाहिए; स्मृति आदि प्रतिपादित इस कर्म का ही अनु- 
बाद प्रस्तुत वचन है। व्यक्तिमात्र को उपनयन-काल में ही 'सत्यं वद, धर्म चर' 
आदि कत्तेव्यरूप में सत्यभाषण का उपदेश दिया जाता है, जिससे समस्त जीवन 
में प्रत्येक अवसर पर मिथ्याभाषण का प्रतिषेघ स्पष्ट होता है। प्रकरणपठित होने 


घ्रू०० मीमांसा-दर्शन 


से यदि 'नानृतं वदेत्‌* का सम्बन्ध दर्श-पूर्णमास कर्म के साथ जोड़ा जाता है, तो 
उससे इतना ही अर्थ जाना जायगा कि 'दर्श-पूर्णमास में कूठ न बोले! । इससे 
वर्देत्‌' इस लिझ का जो अनुष्ठानरूप अर्थ है, अर्थात्‌ 'स्वकाल में कत्तंव्यरूप से 
सत्यभाषण अथवा मिथ्याभाषण निषेध का पालन करना चाहिए! यह भाव परि- 
त्यक्त होता है, जो अनिष्ट है; क्योंकि इससे--दश्ं-पूर्ण मास से अन्य समय में-- 
मिथ्याभाषण की अनुमति मिल जाती है। वह पुरुषधर्म न रहकर कर्म का घर्म 
होगा। “नानुतं बदेत्‌' में पुरुष के प्रति उपदिष्ट ---सर्वेकाल में अनृतभाषणनिषेध- 
रूप अनुष्ठेय लिडर्थ अविवक्षित हो जायगा। तात्पय॑ है--यह अपने जर्थ को छोड़ 
बैठेगा। इसका सामञ्जस्यथ उसी अवस्था में सम्भव है, जब इसे पुरुषधर्म माना 
जाय | दर्श-पूर्णमास में यह वचन उसी का अनुवाद समझा जाय। 

यह कहना भी युक्त न होगा कि दर्श-पूर्णमास प्रकरण में पठित “नानृत॑ वदेत्‌' 
श्रुतिवच्तन उस स्मृतिवचन का मूल है, जिसका उपदेश आचार्य द्वारा उपनयन- 
काल में किया जाता है । इसके अनुसार 'नानूतं वदेत्‌” वचन विधिवाक्य होगा, 
और उपनथनकालिक वचन इसका अनुवाद । 

बहू कथन इसलिए युक्त नहीं है, क्योंकि उपनयतकालिक वचन के साथ दर्श- 
पूर्णमास का कोई निर्देश व संकेत नहीं है। उपनयन के अवसर पर उपदेश करने- 
वाले आचाये इन सब विषयों के जानकार होते हैं। यदि उपनयनकालिक सत्य- 
भाषण अथवा अनुतभाषणनिषेध वचन का मूल दर्श-पूर्णणासस्थित वचन रहा 
होता, या माना गया होता, तो वे आचाय उस समय इसका संकेत अवश्य करते । 
पर ऐसा कभी नहीं होता। आचार्य यही उपदेश्ष करते हैं कि सत्य बोल, भूँठ मत 
बोल यह पुरुष-धर्म है, यह सर्वकालिक अनुष्ठेय कम है, इसका कभी उल्लंघन न 
करना। इसलिए उपतयनकालिक वचत को 'नानूत॑ं वदेत्‌” एतन्मूलक मानकर 
इसको विधि और उसको (उपनयनकालिक वचन को ) अनुवाद कहना संगत न 
होगा | फलत: यही कथन युक्‍त प्रतीत होता है कि उपनयनकालिक वचन मिथ्या- 
भाषणनिषेध के विधायक वाक्य हैं, 'नानृतं वदेत्‌' उसी का अनुवाद है ॥१२॥ 

आचार्य सूत्रकार ने इस विषय में सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया--- 


विधिर्वा संयोगान्तरात्‌ ॥१३॥। 

[वा ]यूत्र में 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है; तात्पयें है--'नानुतं 
वरदेत्‌' वचन उपनयनकालिक 'सत्यं वद” अथवा 'संत्यमेव बदेत्‌' स्मृतिवाकय का 
अनुवाद न होकर [विधि: | अपूर्व अर्थ का विधायक वाक्य है, [संयोगान्तरात्‌ 
उक्त वाक्यों के साथ पुरुष के सम्बन्ध का भेद होने से। तात्वये है---उपनयत- 
कालिक वाक्य के साथ पुछष के सम्बन्ध का जो स्वरूप है, वह दर्श-पूर्णणास-पठित 
वाक्य के साथ पुरुष के सम्बन्ध से भिन्‍न है; इसलिए यह उसका अनुवाद नहीं है, 


अथ तृतीयाध्याये चतुर्थ: पाद: १०१ 


स्वतन्त्र विधि है। 

स्मृतिवाक्य 'सत्यमेव वदेत्‌” में नियमपुर्वंक सत्यभाषण के अनुष्ठान के साथ 
पुरुष का सम्बन्ध जाना जाता है। इसके विपरीत 'तानृतं बदेत्‌' वाक्य में अनुत- 
भाषण के प्रतिषेध के साथ पुरुष का सम्बन्ध कहा है । उपनयनकालिक स्मृतिवचन 
नियमपूर्वक पुरुष के सत्यभाषण का विधान करता है। उसका उल्लंघन करने पर 
पुरुष अपराधी होता है, और उसका अनिष्ट फल प्राप्त करता है, वह पुरुष-घर्मं 
है। इसके विपरीत दर्श-पूर्णमास-प्रकरणगत 'नानृत॑ वदेत्‌” वाक्य याग-अनुष्ठान- 
काल में अनृतभाषण-प्रतिषेध का विधान करता है। इसका उल्लंघन पुरुष को 
अपराधी न कर याग को विगुण करता है । इससे यागजन्य फल को प्राप्ति अवरुद्ध 
हो जाती है। इसलिए यांगानुष्ठानकाल में अनुतभाषण-प्रतिषेध याग का धर्म है, 
पुरुष का नहीं । फलतः उपनयनकालिक स्मृतिवचन तथा दहं-पूर्ण मास-प्रकरण- 
स्थित श्रुतिवचन सर्वेधा भिन्‍न वाक्य हैं, विभिन्‍न अर्थों का कथन करते हैं, अतः 
"नानृतं वदेत्‌” श्रुतिवचन किसी का अनुवाद न होकर अपूर्वंविधि है, यह निश्चित 
होता है।।१३॥ (इति अनृतवदननिषेधस्य ऋ्रतुधमंताधिकरणम्‌--४) । 

(जड्जभ्यमानधर्माणां प्रकरणे निवेशाधिकरणम्‌--५) 

तैत्तिरीय संहिता [६।१॥ १११] के ज्योतिष्टोम प्रकरण में पाठ है---अज्लि- 
रस: सुवर्ग लोक यन्तोप्सु दीक्षात्तपसी प्रावेशयन्‌ । अप्सु स्ताति*''। तीर्ष स्नाति 
तीर्थमेव समानानां भवति ।' 

अज्धिरस्‌ (अद्धिरा) सूर्य का नाम है। 'अज्ि रस: बहुवचनान्त पद अज्िरा 

सूर्य के पुत्र किरणों का वाचक है। ये किरणें अन्तरिक्ष में व्याप्त हैं, इन्हें मध्यम- 
स्थानीय देव कहा जाता है । जब सूर्य-रद्दिमयाँ नदी एवं खुले जलाशयों पर पड़ती 
हैं, तब अपने प्राण (दीक्षा >- जीवनी शक्तियाँ ) और तप >- उष्णता जल में छोड़- 
कर परिवतित होती हुईं वापस सूयंलोक चली जाती हैं । उन जलों में स्नान करता 
है, तीथ॑ में स्तान करता है। ये जल सूर्यरद्दिमयों के संस्पश से पवित्र हो जाते हैं। 
इन जलों का नाम ही, तीर्थ है। इनमें स्वान करना प्राण व तेज का वर्घक होता 
है। जो यजमान तीथे में स्नान करता है, वह साथियों का उपकारक होता है। 

इसी प्रकार तैत्तिरीय संहिता [ २।५।२।४] के दर्शं-पुर्ण मास प्रकरण में पाठ 
है--“तस्मात्‌ जज्जम्यमानातु-* प्राणापानौ वा तदजहितां प्राणों वै दक्षोप्पानः 
ऋतुस्तस्मात्‌ जञ्जम्यसानों ब्रूयात्‌--“मयि दक्षक्रतृ” इति, प्राणापानावेवात्मन्‌ 
घत्ते ।/--जंभाई लेते हुए उस पुरुष से उसके प्राण-अपान उसे छोड़ जाते हैं । दक्ष 
प्राण है, ऋतु अपान है, उन्हें फिर प्राप्त करने के लिए 'मयि दक्षक्रतू*' वचन का 


१. दक्षत्रतू ते मंत्रावरुण: (ग्रह) पातु। [मैत्रा० सं० ४।८।७] ; तुलना करें 
मैत्रा० सं० [४५॥६ ]। 


भ््ण्र मीर्मांसा-दशन 


पाठ करे। इससे प्राण और अपान को अपने में पुन: घारण करता है। 

यहाँ सन्देह है--वया यह तीर्थंस्तान और वचन का पाठरूप घ्मं का निवेश 
केवल अपने प्रकरण में है ? अर्थात्‌ ज्योतिष्टो म-अनुष्ठान में तथा दर्श-पूर्ण मास- 
अनुष्ठान में बैठे यजमान के लिए ही यह विधान है ? अथवा याग से बाहर भी 
मनुष्यमात्र के लिए यह विधान है ? तात्पयं है, बपने प्रकरण में ही स्नान व मन्त्र- 
पाठ का उपयोग है ? अथवा प्रकरण से बाहर इसका उत्कर्ष माना जाना चाहिए ? 

शिष्य ते सुाव दिया--उत्कषं॑ माना जाना उपयुक्त होगा। क्योंकि तीर्थ- 
सस्‍्तान शक्ति और तेज प्राप्त करने के लिए तथा मन्त्रपाठ जम्भाई लेनेवाले 
पुरुष को पुनः अपने में प्राण-अपान का आधान करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 
अपेक्षित होता है, अतः इसे पुछ्षमरात्र का धर्म मातता चाहिए। 

शिष्य-सुकाव को आचार्य सूत्रकार ने अधिक स्पष्ट करने के लिए पृव॑पक्षरूप 
में सूत्रित किया--- 


अहीनवत्‌ पुरुषस्तदर्थ त्वात्‌ ॥१४॥ 


[अहीनवत्‌ | जैसे 'द्वादशोपसदो5हीनस्य” वाक्य ज्योतिष्टोम प्रकरण में 
पठित होने पर भी 'अहीत' पद के श्रवण से अहीनसंज्ञक सोमयागों में द्वादश 
उपसद्‌ नामक इष्टियों का विधान माना जाता है, वैसे ही [पुरुष:] यहाँ 'स्ताति' 
क्रियापद से स्तान करनेवाले तथा “जज्जम्यमानः पद से जम्भाई लेनेवाले पुरुष- 
प्रयास का श्रवण है, क्योंकि [तदर्थत्वात्‌ | स्नान और उक्त बचन का पाठ पुरुष के 
लिए होने के कारण पुरुषमात्र का घर्मं माना जाना चाहिए। इसलिए स्नान और 
अन्‍्त्रपाठ का अपने प्रकरणों से उत्कर्ष (उठाकर दूसरी जगह ले-जाना) युक्त है। 

गत (३।३।१५-१६) सूत्रों में 'द्वादशोउपसदा5हीनस्य' का विवेचन किया है। 
यह वाक्य साह्न (एक दिन में सम्पन्न होनेवाले ) ज्योतिष्टोम के प्रकरण में पठित 
है। पर बारह उपसद्‌ नामक इष्टियों का उपयोग “अहीन'-संज्ञक सोमयागों में 
होता है, जो दो दिन से लगाकर ग्यारह दिन तक में सम्पन्न होते हैं। ये याग साह्न 
ज्योतिष्टोम से अतिरिक्‍त हैं। अतः 'द्वादशाउहीनस्य' का साह्न ज्योतिष्टोम से 
उत्कर्ष करके अहीन-संज्ञक सोमयागों में प्रयोग का सिद्धान्त किया है । उसी के 
समान ज्योतिष्टोम से तीर्थस्नाव का तथा दर्षे-यूर्ण मास से मन्‍्त्रपाठ का उत्कर्ष 
करके उसे मनुष्यमात्र का धर्म समझना चाहिए। 

प्रकरण में पठित को प्रकरण से उत्कर्ष कर अन्यत्र ले-जाने में प्रकरण बाधित 
होगा, अर्थात्‌ प्रकरण में उसका पाठ व्यर्थ होगा । अत: प्रकरण-बल से पुरुषमात्र 


१ देखें, मीमांसा सूज [३३१५-१६] जधिकरण ८। 


अथ तृतीयाध्याये चतुर्थ: पादः ५०३ 


का धर्म न मानकर प्रकरणगत कम का ही धर्म मानना चाहिए,--ऐसी आशंका 
करना युक्त न होगा । क्योंकि वाक्य ( --तीथ्थे स्ताति, जज्जभ्यमानः ) स्वयं 
पुरुष का निर्देश करता है। वाक्य, प्रकरण से बलवान्‌ होता है। अतः वाक्य के 
साम्मुख्य में प्रकरणबल स्नान एवं मन्त्रपाठ को पुरुषधर्म मानने में कोई बाधा 
उपस्थित नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त मन्त्रपाठ का फल भी बताया गया 
हैं --प्राण-अपान का परुतः अपने में धारण करना। प्रकरणगत कर्म का धर्म 
मानने पर यह बाधित होगा । फलत: तीर्थंस्नाव और मनन्‍्त्रपाठ का अपने प्रकरणों 
से उत्कर्ष मानना तथा उसे पुरुषधर्म स्वीकार करना युक्त है ॥१४॥ 
आचार सूत्रकार ने पूर्वपकक्ष का समाधान किया-- 


प्रकरणविशेषाद्वा तद्युक्तस्य संस्कारों द्रव्यवत्‌ ॥१५॥ 


[वा] सूत्र में 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का चोतक है। तात्पय है-- 
ज्योतिष्टोम से स्नान का एवं दर्श-पूर्ण मास प्रकरण से मन्त्रपाठ का उत्कर्ष नहीं 
करना चाहिए, [ प्रकरण विश्वेषात्‌ | प्रकरण के साथ विशेष सम्बन्ध होने के कारण 
[तद्युक्तस्व] उस प्रकरणगत ज्योतिष्टोम याग से सम्बद्ध यजमान का एवं 
दर्श-पुर्णयाग से सम्बद्ध जम्भाई लेनेवाले यजमान पुरुष का यथाक्रम तीर्थस्नान 
एवं मन्‍्त्रपाठ से [संस्कार:] संस्कार किया जाता है। [द्रव्यवत्‌ ] जैसे बव; 
ब्रीहि आदि यज्ञसम्बन्धी द्रव्य का प्रोक्षण आदि द्वारा संस्कार किया जाता है । 

यज्ञ में उययोग होनेवाले यवों (जो) तथा ब्रीहिं (धान) का प्रोक्षण आदि 
से यदि संस्कार नहीं किया जाता तो याग विगुण (विक्रत) हो जायगा। अनुष्ठाता 
यजमान को उसका फल प्राप्त न होगा | इसलिए वह संस्कार याग-कर्म का धर्म है 
याग का उपकारक है। इसी प्रकार ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठित तीर्थस्नान अचु- 
ज्ठाता यजमान का संस्कार है । यजमान-संस्कार द्वारा वह याग का उपकारक है, 
अतः याग का धर्म है। यदि उसका पालन नहीं किया जाता, तो याग विग्ुण हो 
जायगा, यजमान उसके फल से वाञ्चत रहेगा; अनुष्ठान व्यर्थ होगा । ऐसे' ही 
दर्श-पूर्णमास अनुष्ठान के अवसर पर यदि यजमान को जम्भाई आ जाती है, तो 
यह उसके आलस्थयुक्त होने का संकेत है। उसमें प्राण-अपान व्यवस्थित नहीं 
रहते । 'मयि वक्षकतू” मन्त्र का उच्चारण करते हुए उन्हें पुनः व्यवस्थित किया 
जाता है। यह याग के अनुष्ठाता यजमान पुरुष का संस्कार है। इसके द्वारा याग 
विग्रुण होने से बच जाता है। अतः वह संस्कार याग का उपकारक होने से याग- 
कर्म का धम्मे है। 

अपने-अपने प्रकरण में पठित ये निर्देश यजमान-संस्कार द्वारा प्रकरणगत 
कर्म के धर्म हैं, उनके अनुष्ठात से यागकर्म विगुण नहीं होता । ऐसी दशा में इनका 
प्रकरण से उत्कर्ष कर अम्यत्र ले-जाना, और मनुष्यमात्र से उनका सम्बन्ध जोड़ना 


श्ण्ड मीमांसा-दशेन 


सर्वंथा अशास्त्रीय है। याग से बाहुर किसी भी पुरुष के जम्भाई लेने पर मन्त्र- 
पाठ का कोई प्रयोजन नहीं है। बिना मन्त्रपाठ के भी वह स्वतः स्वस्थ हो जाता 
है । यागानुष्ठान-काल में जम्भाई आना, याग के प्रति अनुष्ठाता की उपेक्षा-भावना 
को अभिव्यकत करदा है । यह याग के वैगुण्य का जनक है। मस्त्रोच्चारणपूर्वक 
पुनः पूरव-अवस्था को प्राप्त होना यजमान का संस्कार है, जो याग को विगुण होने 
पे बचाता है। प्रकरण में मन्‍्ज्रपाठ का यही प्रयोजन है। फलत: स्नात व मन्‍्त्र- 
पाठ का अपने प्रकरण से उत्कर्ष करना अनावश्यक है, निष्प्रयोजन है।। १५॥॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--ज्योतिष्टोम में पढित द्वादश उपसद्‌ इष्टियों 
का उत्कष स्वीकार किया गया है; यहाँ उत्कर्ष नहीं माना; ऐसा क्‍यों ? आचार्य 
सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया -- 


व्यपदेशादपकृष्येत ॥१६॥ 


व्यपदेशात्‌ ] वहाँ अहीन पद का स्पष्ट निर्देश होने से [अपकृष्येत] ढादश 
उपसद्‌ इष्टियों का ज्योतिष्दोम से अहीनसंज्ञक सोमयागों में अपकर्ष किया जाता 
है। तात्पर्य है--ज्योतिष्टोम में उतका प्रयोग न कर अहीन यागों में किया जाता 
है। 

“तिस्नर एवं साज्नस्योपसदो द्वादशाहोनस्य' [तै० सं० ६।२।६ | वाक्य के द्वारा 
तीन उपसद्‌ इंष्टियाँ ज्योतिष्दोम की तथा बारह अहीन नामक सोमयागों की 
बताई गई हैं। ज्योतिष्टोम यद्यपि पाँच-दिन-साध्य कर्म है--पहले दिन उपसद्‌ 
इष्टि नहीं होती, दूसरे-तीसरे-चौथे दिन प्रात:-सायं तीन दिन तक होने से. छ्ह्‌ 
होती हैं, पर एक दिन के प्रातः-सायं अनुष्ठित उपसद्‌ एक कर्म मानकर ज्योत्ि- 
ष्टोम में तीन उपसाद इष्टियाँ कही हैं । उन दिनों में प्रातः-सायं सोमामिषव के 
पे प्रवश्यं-संशक कर्म के पश्चात्‌ होती हैं। तपे हुए घृत में गाय और बकरी का 
दूध मिलाना 'प्रवृज्जन” कहलाता है। इसी प्रवृ>जन के सम्बन्ध से इस कर्म का 
नाम प्रवर्य॑ है । ज्योतिष्टोम के दूसरे-तीसरे-चौथे दिन साथं-प्रातः पहले प्रवर्ये- 
कर्म, उसके अनन्तर उपसद्‌ इष्ठि, तदनन्तर सोमाभिषव किया जाता है। सोमा- 
भिषव के अतिसमीप स्थित होने के कारण इन इष्टियों का नाम 'उपसत्‌' है। 

इस प्रकार उक्त वाक्य ज्योतिष्टोम की तीन उपसदू इष्टियों का, तथा जहीन- 
संज्ञक सो मयागों की बारह उपषद्‌ इष्ठियों का विधान करता है। यद्यपि उक्त 
वाक्य ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठित है, पर बारह उपसद्‌ इष्टियों का विधान -- 
वह 'अहीन' यागों का स्पष्ट निर्देश कर--उन्हीं में बताता है । प्रकरण के आधार 
पर ज्योतिष्टोम में बारह उपसद्‌ का कोई अवसर तहीं । अत: वाक्य के साम्मुख्य 
में प्रकरण दुर्बल होने के कारण ज्योतिष्टोम से द्वादश उपसद्‌ का अन्यत्र ( अहीन- 
संज्ञक यागों में) उत्कषे सवंथा युक्त है । 


अथ तृतीयाध्याये चतुर्थ: पाद: प्रू०्भू्‌ 


प्रस्तुत प्रसंग में उसे लागू किया जा सकता है, क्योंकि 'द्वादशाहीनस्थ' वाक्य 
के समान यहाँ कोई ऐसा वाक्य नहीं है, जिसके आधार पर तीर्थस्तान और मन्त्र 
पाठ को अपने प्रकरणों से हटकर अन्यत्र उत्कर्ष के लिए बाध्य होना पड़े । फलतः 
प्रस्तुत प्रसंग में 'अहीनवत्‌' [१३| दृष्टान्त असंगत होने से स्नान व मन्त्रपाठ का 
प्रकरण में ही निवेश स्वंथा उपयुक्त है ॥१६।॥। (इतति जज्जम्यमानधघर्माणां 
प्रकरणे निवेशाइधिकरणम्‌--५) 

(अवगोरणादीनां पुमर्थेताइधिक रणम्‌--६) 

भाष्यकार शबर स्वामी ने अधिकरण को प्रारम्भ करते हुए जिस विवेच्य 
सन्दर्भ को उद्धरणरूप में प्रस्तुत किया है, वह उसी आनुपुर्वी के साथ वैदिक 
वाडूमय में उपलब्ध नहीं है। सम्भव है, भाष्यकार ने अपने वचनों के साथ संक्षिप्त 
करके उसका निर्देश किया हो, अथवा सम्प्रति अनुपलब्ध किसी अन्य ग्रन्थ से 
उद्धृत किया हो (ग्रु० मीौ०) | भाष्यकार द्वारा प्रस्तुत सन्दर्भ से मिलता-जुलता 
पाठ तैत्तिरीय संहिता [२।६।१० ] में निम्नांकित रूप से उपलब्ध है--- 

देवा वे यज्ञस्थ स्वगाकर्त्तारं नाविन्‍्दन्‌, ते शंयुं बाहंस्पत्यभब्र॒बन्‌ इस्रं तो 

यज्ञ स्वगा कुविति । 

देवों ने यज्ञ के प्रशस्तकर्त्ता को नहीं जाना | वे बृहस्पति के पुत्र शंयु को 
बोले--हमारे इस यज्ञ को प्रशस्त-कतूंक बनाओ । ऐसा आरम्भ करके आगे पाठ 
पाठ है--कि मे प्रजाया ? इति। योशगुराते झतेन यातयाद्‌, यो निहनत्‌ सहस्नेण 
यातयाद्‌, यो लोहितं करवद्‌ यावत: प्रस्कन्च पांसून्‌ संगृह्हात्‌ तावतः संवत्सरान्‌ 
पितुलोक॑ न प्रजानादिति तस्माद्‌ ब्राह्मणाय नावगुरेत न निहन्यानन लोहित॑ 
कुर्यात्‌ । 

शंयु ने देवों से पूछा--मेरी पुत्र-पोत्र आदि सन्तान के लिए क्या करोगे 
देवों ने उसके उत्तर में कहा--जो ब्राह्मण को *"ट पहुँचाने के लिए प्रयास करे, 
अर्थात्‌ हाथ में डण्डा आदि उठाकर धमकी दे, उसे सोने के सौ सिक्के (निष्क) 
दण्ड दिया जाय । जो डण्डा आदि मारकर चोट पहुंचाये, उसे एक सहख्र निष्क 
दण्ड दिया जाय । जो आघात कर रक्‍त निकाल दे, वह रक्‍त भूमि पर जितने 
घूलि-कणों को साने, उतने संवत्सर-पय॑न्त वह पितुलोक भ्र्थात्‌ पितृभाव को 
प्राप्त न होवे । तात्पयं है, प्ुत्रादि सत्तात से रहित होवे ।* 


१. इतिहास में ऐसी घटनाओं का पता लगता है, जब चिरकाल तक वंश में निज 
सनन्‍्तति का अभाव रहा हो; दत्तक--गोद-लिये पुत्र से वंश चलाया जाता 
रहा हो। उदयपुर के राजवंश में किसी सती के शाप से अनेक पीढ़ियों से 
पुत्रोत्पत्ति का अभाव देखा गया है । (यु० मौ०) 


४०६ मीमांसा-दर्शन 


यहाँ सन्देह है--क्या ब्राह्मण के अवगोरण (घमकाने, पीटने) आदि का 
प्रतिषेध दझ्ष-पूर्ण मास प्रकरण में ही निविष्ट है ? अर्थात्‌ दर्श-पूर्णणास अनुष्ठान 
के अवसर पर ऐसा न करे ? अथवा याग से बाहर भी ब्राह्मणम्रात्र के लिए 
अज़गोरण आदि का निषेध है ? गत अधिकरण में बताये सिद्धान्त के अनुसार यहाँ 
ब्राह्मण के अवगोरण आदि का निषेध दर्श-पुर्णमास याग में सीमित माना जाना 
प्राप्त होता है; अर्थात्‌ प्रकरण से इसका उत्कष नहीं होना चाहिए। 

आचार्य सूत्रकार ने इस विषय में सिद्धान्त किया- 


शंयों च स्वेपरिदानात्‌ ॥१७॥॥ 


[शंयो ] तैत्तिरीय संहिता के शंयु-उपाख्यान के प्रसंग में [च] भी जो ब्राह्मण 
के अवगोरण आदि का निषेध कहा है, उसका प्रकरण से उत्कर्ष होना चाहिए, 
क्योंकि [सर्वंपरिदानात्‌ | “ब्राह्मण” पद सब अवस्थाओं में ब्राह्मण व्यक्ति का 
ग्रहण करता है। इस कारण 'ब्राह्मणाय नावगुरेत्‌' आदि वाक्य में 'ब्राह्मण' पद 
ब्राह्मणमात्र का परामशंक है। 

शंयु-उपाख्यान प्रसंग से दर्श-पूर्ण मास प्रकरण में ब्राह्मण के अवगोरण आदि 
का जो प्रतिषेध किया गया है, वह केवल दर्श-पुर्णमास में संलग्न बाह्मण के 
लिए ही न होकर उससे अन्यत्र भी ब्राह्मणमरात्र के अवगोरण का प्रतिषेध 
करता है। इसलिए अवगो रण-प्रतिषेध का प्रकरण से उत्कर्ष किया जाना अभीष्ट 
है । जज्जम्यमात के समान प्रकरण में इसका तिवेश मानना युक्त नहीं, क्योंकि 
जज्जम्यमान के लिए याग से बाहर मस्त्रपाठ का कोई फल नहीं । यागानुष्ठान के 
अवसर पर जज्जभ्यमान पुरुष द्वारा किये गये मन्त्रपाठ से याग उपकृत होता है, 
यही मस्‍्त्रपाठ का वहाँ फल है। उत्कर्ष करने पर फल की कल्पना करनी होगी, 
जो अज्ञास्त्रीय है। इसलिए वहाँ उत्करष निष्प्रयोजन है। पर यहाँ ऐसा नहीं है, 
क्योंकि 'ब्राह्मणाय नावगुरेत्‌' वाक्य स्पष्ट ही ब्राह्मणमात्र के अवगोरण आदि का 
प्रतिषेध कर रहा है, तथा उसके उल्लंघन में दण्ड का विधान करता है। अतः 
सब प्रसंग पर ध्यान देते हुए यहाँ उत्कर्ष अभिमत है। 

मूलतः प्रसंग का तात्पर्य है, ब्राह्मण को अनुकूल बनाने के लिए बौद्धिक मृदु 
उपायों का प्रयोग किया जाना चाहिए, डण्डा आदि दिखाकर धमकाना या चोट 
पहुँचाता अथवा तीक्ष्णघार शस्त्र के आघात से रक्त निकाल देना उचित नहीं 
माना गया। ब्राह्मण सुपठित वेदादि सत्यशास्त्रों का ज्ञाता विद्वान्‌ होता है, सम- 
भाने-बुकाने व धर्म आदि के भय से उसका अनुकूल होना संभव है। यदि वेदवेत्ता 
होकर भी रावण आदि के समान कुमार्ग पर चलने से---मृदु उपायों द्वारा--विरत 
न हो, तो उसको कठोर साधनों से दण्डित किया जाना अशास्त्रीय नहीं है। ऐसे 
ब्राह्मण-गुरुओं के लिए धर्मशास्त्र व राजनीति-श्ास्‍्त्रों में उचित दण्ड का विधान 


अथ तृतीयाध्याये चतुर्थ: पादः घ्०७ 

है ॥१७॥ (इति जवगोरणादीनां परु्र्यताघिकरणम्‌--६) । 

(मलवदुवासस: संवादनिषेधस्य पुरुषधर्मता धिकरणम्‌--७) 

तैत्तिरीय संहिता [२।५।१।५-६| के दर्श-पुर्णमास प्रसंग में पाठ है --“मल- 
वद्वाससा न सं वदेत, न सहासीत, नास्या अन्नमद्यात्‌' मलवद्वासा -- रजस्वला 
स्त्री से बातचीत न करे, सहासन या सहवास न करे, उसका अन्त न खाये। यहाँ 
सन्देह है--वया रजस्वला स्त्री के साथ दर्श-पुर्णमास का अज्जू भूत संवाद न करे ?ै 
अथवा सर्वत्र रजस्वला स्त्री के साथ संवाद आदि के लिए पुरुष का निषेध है ? 
प्रकरण के बल पर दर्श्ष-पूर्णमास कर्म में संवाद आदि प्रतिषेघ का विधान है, ऐसा 
ज्ञात होता है । 

इस विषय में आचार्य सूत्रकार ने ज्ञास्त्रीय सिद्धान्त प्रस्तुत किया-- 


प्रागपरोधान्मलवद॒वाससः ॥१८॥ 


[प्राक्‌] दर्श-पूर्णमास कर्मानुष्ठान प्रारम्भ करने से पहले उपवास के दिन 
[मलवद्वासस: ] मैले वस्त्रवाली अर्थात्‌ रजस्वला स्त्री का [अपरोधात्‌] अप- 
रोध--अवरोध---होने से । उपवास अथवा दीक्षा के दिन ही यदि यजमान-पत्नी 
रजस्वला हो जावे, तो यज्ञ में उसकी उपस्थिति वर्जित की गई है। तब दक्शं-पूर्णमास 
कर्मावुष्ठान के अवसर पर रजस्वला स्त्री के अनुपस्थित रहने से उसके साथ 
संवाद आदि की सम्भावना ही नहीं । अतः प्रकरण से उत्कर्ष कर इसे पुरुषमात्र 
का धर्म मानना ही युक्त है। 

दर्श-पूर्ण मास यागानुष्ठान के अवसर पर यजमान-पत्नी के साथ अध्वर्यु का 
संवाद प्रस्तुत याग का अज्जुभूत कर्म है। दीक्षा के दिन अध्वर्यू यजमान-पत्नी से 
कहता है--'पत्नि ! एव ते लोक:' हे यजमान-पत्नि ! यह तुम्हारा लोक है--- 
स्थान है। परन्तु यदि यागानुष्ठान से पहले ही ब्रत (--उपवास ) के दिन पत्नी 
रजस्वला हो जावे, तो उसके लिए तैत्तिरीय ब्राह्मण [ ३७१६] में निर्देश है-- 
“यस्य ब्रत्येः्हनि पत्नी अनालम्मुका स्यात्‌ , तामपरुध्य यजेत---जिस यजमाल की 
पत्नी उपवास के दिन अस्पर्शनीया (->अनालम्भूका--स्पर्श के अयोग्य) हो 
जाय, अर्थात्‌ रजस्वला हो जाय, तो उसका परित्याग करके यजमान अकेला यागा- 
नुष्ठान करे। जब पत्ती रजस्वला होने के कारण ब्रत के दिन ही अनुपस्थित 
रहेगी, तब अगले दिन दर्श-पूर्णमास कर्मानुष्ठान के अवसर पर यजमान-पत्नी 
की अनुपस्थिति निश्चित है। ऐसी दशा में अध्वर्यू का पत्नी के साथ संवाद सम्भव 
नहीं । वब प्रकरण में रजस्वला स्त्री के साथ संवाद का प्रतिषेष निरय॑ंक है। 
अत: प्रकरण से इसका उत्कर्ष आवश्यक है ॥१८॥ 

इसी सिद्धान्त को पुष्ट करने के लिए आचार्य सूत्रकार ने हेतु प्रस्तुत 


भ्र्न्द मीमांसा-दर्शन 


किया-- 

अन्नप्रतिषेधाच्च ॥१६॥ 

[अन्नप्रतिषेयात्‌ | अन्त -- अभिगमन---सम्भोग का प्रतिषेष होने से [च] 
भी उत्कर्ष आवश्यक है। 

प्रकरण में रजस्वला स्त्री के साथ संवाद-प्रतिषंध के समान उसके अन्न का 
ग्रतिषेंघ भी कहा है-'नास्या अन्नमद्यात्‌' । आपातत: प्रतीत होनेवाला इसका यह्‌ 
अर्थ भी मान्य है कि रजस्वला स्त्री का तैयार किया अन्न न खाये। पर तैत्तिरीय 
संहिता [२५११६] में 'अन्न' का अर्थ “अम्यञ्जन' किया है। वहाँ पाठ है-- 
'तास्या अनतम्यात्‌****। अथो खल्वाहुः--अभ्यञ्जनं वाव स्त्रियां अन्नम्‌, 
अभ्यजञ्जनमेव न भ्रतिगृह्मम्‌, काममन्यत्‌'--स्त्री के अन्त के विषय में अनुभवी 
आचायोँ ने बताया--अभ्यम्जन ही स्त्री का अन्न है। यह स्त्री के लिए अन्‍्न.के 
समान पुष्टि व सन्तुष्टिकर होता है। रजस्वला की स्थिति में केवल अभ्यज्जन 
अग्राह्म है, वर्जित है, अन्य कार्य इच्छानुसार किये जा सकते हैं। “अभ्यड्जन 
पद का अर्थ अभिगमन -- सम्भोग है । यह स्थिति गज्ञानुष्ठान के अवसर पर 
सम्भव नहीं । इसलिए प्रकरण में उसका प्रतिघेध निष्प्रयोजन है । कर्मानुष्ठान के 
अवसर पर रजस्वला स्त्री न उपस्थित हो सकती है, न अभिगमन की सम्भावना 
है।' तब प्रकरण में संवाद आदि के प्रतिषेध का कोई प्रयोजन न होने से उत्कष 
आवश्यक है । वह प्रकरणगत कर्म का धर्म न होकर पुरुषमात्र का धर्म है। प्रत्येक 
दशा में रजस्वला का सम्भोग सर्वेथा वर्ज्य है ।५./ 

यद्यपि उक्त वाक्य में सम्भोग के अतिरिक्त अन्य दन्तधावव, स्नान आदि 
कार्यों को इच्छानुसार करने की वात कही है, पर विवाहिता सघवा स्त्रियों के 
लिए रजस्वला-दशशा में इन कार्यों का भी निषेध है; यह संहिता के इस प्रकरण 
से स्पष्ट होता है। वहाँ बताया है, रजस्वला-दश्ा में जो स्त्री दन्तधावन, स्नान, 
नखनिकृन्तत (नाखून काटना), केशविन्यास आदि करती है, उसकी सनन्‍्तान 
दूषित होती है। इससे तात्पय॑ निकलता है---जिनका पुरुष-सम्पर्क सम्मव नहीं-- 
ब्रह्मचारिणी कन्या, परिव्राजिका, विधवा आदि---वे रजस्वला-दश्ा में स्तान, 
दन्तघावन आदि कार्यों के करने में स्वतस्त्र हैं ॥॥१६९॥ (इति मलवद्‌वास: संवाद- 
निषेघस्थ पुरुषधर्मताधिक रणम्‌ू--७) । 


(सुवर्णधारणादीनां पुरुषधर्मताधिकरणम्‌--८) 


भाष्यकार झाबर स्वामी ने इस श्रसंग में एक सन्दर्भ उद्धृत किया है-- 
'तस्मात्‌ सुवर्णे हिरण्यं भायंम्‌, सुवर्ण एवं भवति। दुर्वेर्णोड्स्य आतृव्यों भवति। 
अन्य वाक्य लिखा है--“सुवाससा भवितव्यम्‌, रूपमेव बविर्भात्त-पूर्ण शुद्ध हिरप्प 


अथ तृतीयाध्याये चतुर्थ: पादः प्र०६ 


(सोने का आभूषण) धारण करना चाहिए; इससे व्यक्ति रूपवान्‌ (आकर्षक) 
लगने लगता है। इसके विरोधी मलिन, दुरबंल, अशक्त दिखाई देते हैं। व्यक्ति को 
स्वच्छ वल्त्र पहननेवाला होना चाहिए; स्वच्छ वस्त्र पहनना रूप को घारण 
करना है। 

ये वाक्य किसी विशेष याग का प्रारम्भ करके नहीं कहे गये हैं। यहां सन्देह है, 
क्या ये वाक्यबोधित अर्थ किसी कमंविशेष के धर्म हैं? अर्थात्‌ किसी प्रधान कर्म 
के अद्भ हैं ? अथवा पुरुष के धर्म हैं ? अर्थात्‌ स्वयं यह प्रघान कर्म है ? 

आचाये सूत्रकार ने इस विषय में सिद्धान्त प्रस्तुत किया--- 

अप्रकरणेतु तद्धरंस्ततो विशेषात्‌ ॥२०॥॥ 

[अप्रकरणे ] किसी यागविशेष के प्रकरण में न कहा हुआ आर्य [तु] तो 
[तद्धमं:] उसका धर्म, अर्थात्‌ मनुष्य का धर्म होता है, [ततः] उस प्रकरणगत 
अथ्थ से [विश्लेषात्‌ | विशेष--भिन्‍न होने के कारण । 

यागविशेष का आरम्भ करके प्रकरण में जो अन्य तत्सम्बन्धी विधियाँ पढ़ी 
जाती हैं, वे उस प्रधान आरब्ध याग का अज्भ होती हैं। जो विधियाँ किसी याग- 
बिज्ञेष के प्रकरण में पठित नहीं हैं, वे प्रकरणपठित अज्भभूत विधियों से भिन्‍न हैं । 
इसलिए वे किसी प्रधान कर्म का अज्जु नहीं। फलत: इसे साधारण पुरुषघर्म 
मानना युक्त होगा, जो अपने में स्वतः प्रधान कम है। 

प्रतीत होता है, उस श्राचीन काल में यहाँ हिरण्य घातु का प्राचुये था। 
साधारणजन स्वच्छ वस्त्र के समान हिरण्य-घारण भी आवश्यक कत्तेव्य समझते 
थे। चाहे वे यज्ञकमं में संलग्न हों, अथवा बाहर हों, इनका धारण करना उनके 
लिए साधारण बात थी। अतः हिरण्य या स्वच्छ वस्त्र-धारण अन्य कर्म विशेष का 
अज्भू या धर्म न होकर स्वयं प्रधानरूप पुरुषधर्म है; उसी का यहाँ विधान किया 
गया है। यही शास्त्रीय मान्यता है ॥२०॥॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--हिरण्य एवं स्वच्छ वस्त्र-धारण को कर्म का बद्ध 
क्यों त माना जाय ? जैसे प्रोक्षण आदि ब्रीहि आदि के संस्कारक होकर याग को 
उपकृत करते हैं, और उसके अज्भ माने जाते हैं, -वँसे ही हिरण्य आदि घारण से 
संस्कृत होकर याग के उपकारक होते हैं। अत: उसका अज़ माने जाने चाहिएँ। 

आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को पूर्वेपक्षरूप से सूचित किया-- 


अब्रव्यदेवतात्वात्‌ तु शेषः स्थात्‌ ॥२१॥ 


[6] पूत्र में 'तु' पद पूर्वोक्त अर्थ (--हिरण्यादि घारण पुरुषधर्म है) की 
निवृत्ति का द्योतक है । तात्पर्य है--हिरण्यादि-घारण पुरुषघर्म नहीं है, अत्युत 
शिष:] जग्निहोत्र आदि कर्मों का झषेष बज़ [ स्पात्‌ ] है, [बद्रव्यदेवतात्वात्‌ ] 


१० मीमांसा-दर्शन 


द्रव्य और देवता का यहाँ कोई सम्बन्ध न होते से । किसी विधि को स्वतस्त्र कर्म 
मानने के लिए आवश्यक होता है कि उस विधि को सम्पन्स करने के लिए उसमें 
अपेक्षित द्रव्य, देवता तथा उसके फल का निर्देश किया गया हो | परन्तु प्रस्तुत 
प्रसंग में ऐसा नहीं है । अतः हिरण्य-घारण-विधि को किसी कर्म का अद्भु मानना 
उपयुक्त होगा। वह किस प्रधान कर्म का अज् है ? इसके लिए आचार्यों ने 
“अग्निहोत्र' का संकेत किया । अग्निहोत्र नित्यकर्म है; इसका कोई अतिरिक्त फल 
नहीं माना गया, जैसे अन्य काम्य कर्मों का अतिरिक्त फल माना जाता है। 
नित्यकर्म का नियमपूर्वक अनुष्ठान त करने से जो प्रत्यवाय (दोष) होता है, 
अनुष्ठान करने पर व्यक्ति उस प्रत्यवाय से बचा रहता है। भले ही इसे फल कह 
लिया जाय, पर यह अतिरिक्त फल नहीं है, जैसे दर्श-पूर्णगास का स्वपंप्राप्ति 
फल है । 

ज्ञात होता है---हिरण्य-घारण” आदि कर्म भी ऐसा ही नित्यकर्म है, जिसका 
कोई अतिरिक्त फल न होता हो। अग्निहोत्र न करने से प्रत्यवाय के समान, 
इसके (हिरण्यादि-बारण के) उल्लंघन से भी ऐसे दोषों की उद्भावना सम्भव है, 
जो अज्ञात शत्रु के रूप में ऐसे व्यक्ति को हानि. पहुँचाते रहते हैं। फलत: द्रव्य- 
देवता का यहाँ निर्देश न होना, हिरष्य-धारण की प्रधानकर्मता का निवारण 
करता है । इसलिए कम का अज्जः मानना युक्त होगा । 

बस्तुतः द्रव्य-देवता के निर्देश का अमाव हिरष्यादि-घारण के स्व॒तन्त्र याग- 
रूप होने का निषेध या निवारण कर सकता है; हिरण्यादि धारण के अभाव का 
औतक नहीं है । तब “भायेग्‌' पद का अर्थ 'धारणेन हिरण्यं संस्कुर्यात्‌” यही किया 
जा सकता है । जअध्वर्यू आदि घारण से हिरण्य को संस्कृत करे। संस्कृत हिरण्य 
अग्निहोत्र आदि का उपकारक होने से उनका अज्ु है, यह मानना युक्त होगा ॥ 
इसे पुरुषधर्म मानना निष्प्रयोजन है। इसी प्रकार स्वच्छ वस्त्र धारण करना भी 
कम का अज्भ मान्य होगा ॥२१॥ 

उक्त अथे की पुष्टि में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया--- 


बेदसंयोगात्‌ ॥२२॥ 


विदसंयोगात्‌ ] 'हिरणप्यं भारय॑स्‌' आध्वर्यव कमे है। इस रूप में वेद के साथ 
सम्बन्ध होने से इसको कर्म का जज मानना युक्त होगा । 

यजुर्वेद अध्वर्यु-वेद कहा जाता है, क्योंकि यजुर्वेद में जो भी श्रधान या 
अद्भुभूत कर्म कहे गये हैं, उत सबका करनेवाला अध्वय्‌ं होता है। 'हिरण्यं मार्यम्‌ 
कम यजुर्वेद-विह्वित है। इसका करनेवाला भी अब्वर्यु होगा । पुरुषधर्म का कर्त्ता 
अध्वर्यू नहीं होता । इस प्रकार वेद के साथ 'हिरण्यं भायंम्‌* का सम्बन्ध होने से 
यह पुरुषध्मं न होकर कर्म का अद्भु मानना चाहिए ॥२२॥ 


अथ तृतीयाध्याये चतुर्थ: पाद: श्११ 


इसी अर्थ की पुष्टि में सूजकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया--- 

द्ब्यरंयोगाज्च ॥२३॥ 

[द्रव्यसंयोगात्‌ | 'हिरष्यं भायंम्‌' में द्रव्य का सम्बन्ध होने से [च] भी यह 
कर्म का धर्म जाना जाता है। 

'्रीहीन्‌ प्रोक्षति' वाक्य में द्वितीया विभकित इष्ट है; वह 'प्रोक्षति” का कर्म 
है। वैसे प्रोक्षण-क्रिया से ब्रीहि का संस्कार किया जाता है। उस संस्कृत ब्रीहि 
का यागकर्म में उपयोग होता है। वंसे ही हिरण्यं भायंम्‌' वचन में द्वितीया 
विभक्तियुक्त 'हिरण्यम्‌' पद 'मार्यम्‌” का कर्म है। घारण-क्रिया से हिरण्य का 
संस्कार किया जाता है। संस्कृत हिर्पद्रव्य याग का ऐसे ही उपकारक होता है, 
जैसे संस्कृत ब्रीहिंद्रव्य | इस प्रकार प्रस्तुत वचन (हिरण्यं भाय॑म्‌) में द्रव्य का 
सम्बन्ध होने से इसको अग्निहोत्रादि कर्म का धर्म मानना उपयुक्त होगा; क्योंकि 
द्रव्य का संस्कार, कर्म का धर्म मानते पर ही सार्थक हो सकता है। यदि इसको 
पुरुष का धर्म माना जाता है, तो दब्यसंस्कार निश्थ्यो जव होगा । फलत: 'हिरण्पं 
मार्यम्‌! को पुरुषधर्म मानना श्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। यही स्थिति 
'सुवाससा भवितव्यम्‌” आदि वचनों के विषय में समभनी चाहिए॥२३॥ 

आचार्य सूत्रकार ने समाघान प्रस्तुत किया-- 


स्थाद्वास्थ संयोगवत्‌ फलेन सम्बन्धस्तस्मात्‌ 
कर्मेतिशायन: ॥२४॥॥ 


[वा] 'वा' पद पूर्व पक्ष की निवृत्ति का द्योतक है; अर्थात्‌ हिरप्यादि-बारण 
किसी अन्य कर्म का अज्ध नहीं है, प्रत्युत [संयोगवत््‌ ] प्राजापत्य ब्रत आदि के 
फल के संयोग के समान [अस्य ] इस हिरण्यादि-धारण का [फलेन ] फल के साथ 
[ सम्बन्ध: |] सम्बन्ध [स्यात्‌ | होता है, [तस्मात्‌ ] उस कारण से यह [कर्म] 
प्रधान कर्म है, पुरुषधर्म है,--ऐसी [ऐतिशायन: ] इतिश के पुत्र ऐतिशायन आचार्य 
की मान्यता है। 

जैमिनि आजाये ने अपना सिद्धान्त अधिकरण के श्रथम सूत्र में कह दिया है। 
उसी कथन की पुष्टि के लिए ऐतिशायन आचार की मान्यता को--मानो साक्षी- 
रूप में प्रस्तुत किया है। तात्पय॑ है, प्राचीन आचार्य मी इसी सिद्धान्त को मानते 
आये हैं । 

जिस कर्म के फल का निर्देश नहीं होता, उसके द्रव्य, देवता व फल उसी 
प्रधान कम के अनुसार माने जाते हैं, जिसका वहु अज्भ या विकार है। हिरण्य- 
घारण के फल का निर्देश न होने से वह प्रधान कर्म न माना जाकर किसी जन्य 
कर्म का अज्भ हो सकता है। हिरण्यधारण कर्म के विषय में यह आशंका पूर्वेपक्ष 


भ््श्र मीमांसा-दर्शन 


के प्रथम सूत्र (२१) द्वारा उभारी गई है। उसीका समाधान प्रस्तुत सूत्र द्वारा 
किया है। किसी कम का फल के साथ सम्बन्ध स्पष्ट हो जाने पर उसे प्रधान कर्म 
माने जाते में ओई अनिवाय बाघा नहीं रहती । 'हिरण्यं मायेम्‌' वाव्यबोधित 
कम ऐसा ही है। सूत्रकार ने बताया, जैसे प्रजापति ब्रत में---ब्रत-सम्बन्धी वाक्य 
के अनन्तर पठित अरथंवाद-वाक्य से---उसका फल के साथ सम्बन्ध होता है, बसे 
ही हिंरण्य-धारण कर्म का फल के साथ सम्बन्ध, वाक्य के अनन्तर पठित अर्थवाद- 
वाक्य से जाना जाता है। 

प्रजापति ब्रत है--'नेक्षे तोचचन्तमादित्यम्‌, नास्तं यान्तम्‌'---उदय होते हुए 
और अस्त होते हुए सूर्य को न देले । 'तस्य ब्रतम्‌” उसका ब्रत है, यह कहंकर उक्त 
वाक्य का निर्देश किया गया है। “तस्य ब्रतम्‌! यह सामान्य कथन है; उसे विश्वेष 
आकांक्षा रहती है, यह त्रत किस विषय का है ? उस आकांक्षा की पूर्ति उक्त वाक्य 
से होती है---उदय-अस्त होते सूर्य को न देखने का संकल्प । यह्‌ सब पुरुषघर्म है; 
इसका किसी अन्य कर्म से कोई सम्बन्ध नहीं । अतः यह स्वयं में प्रधान कर्म है। 
प्रधान कर्म मानने पर इसके फल की कल्पना नहीं करनी पड़ती, प्रत्युत इसके 
आगे पठित--एताबता छोनसा विय्ुक्तो भवति/--इतना करने से पाप-दोष से 
अलग हो जाता है, इस अर्थवाद-वाक्य से फल लक्षित हो जाता है, पहचाना जाता. 
है। उदय-अस्त-काल में सूर्य को देखने से दृष्टि में दोष उत्पन्त हो जाता है। उसी 
को अर्थवाद-वाक्‍्य में 'एनसू'--(पाप) पद से कहा है। उदयास्त-काल में सूर्य 
के अनीक्षण का ब्रत--संकल्प लेनेवाला व्यक्ति---इसका पालन-अनुष्ठान करता 
हुआ--दृष्टिदोष से बचा रहता है; यही अनीक्षण संकल्परूप क्रत का फल है। 
सूर्य का प्रजापति नाम होने से इस ब्रत को 'प्रजापति ब्रत' कहा जाता है। 

इसी प्रकार 'सुवर्ण हिरण्यं भार्यम्‌” के आगे 'सुवर्ण एवं भवति, दुबेर्णोउ्स्थ 
आतृव्यो भवति' अर्थवाद-वाक्य पठित है। इन दोनों वाक्यों की परस्पर एक- 
बाक्‍्यता स्पष्ट है। शुद्ध हिरण्य एवं स्वच्छ अखण्ड वस्त्रों का घारण करना आरोग्य 
तथा आयुष्य का वद्धंक होता है। यजुर्वेद [३४५१ | में मन्त्र है--'यो बिर्भात्त 
दाक्षायणं हिरण्यं स देवेषु झुणुते दीघेमायु: स मनुष्येषु क्ृणुते दीघंमायु: । जो 
शत-अतिशत शुद्ध [दाक्षायण | हिरण्य को धारण करता है, वह देवों और मनुष्यों 
में निद्चय ही दी्घे आयु करता है। इसी के अनुसार 'सुवर्ण एवं भवति' का ब्वात्पर्य 
है, वह व्यक्ति सुन्दर व स्वस्थ-नीरोग रहता है। इसी सन्दर्भ में “दुरवर्णोष्स्य 
भातृव्यों भवति' का तात्पय है--स्वस्थ-नी रोग व्यक्ति के शत्रु -- आयु व स्वास्थ्य 
को क्षीण करनेवाले शरी रस्थ रोगरूप शत्रु दुर्वण हो जाते हैं; मलिन--क्षीण व 
दुर्बेल हो जाते हैं। इस प्रकार अर्थवाद-वाक्य के अनुसार हिरण्यादि-धारण कर्म 
का फले रोगों से बचे रहना--अभिव्यक्त होता है। इसलिए हिरण्य-धारण को 
पुरुष-धर्म रूप प्रधान कर्म मानकर---उसके फल की कल्पना करने की जो आपत्ति 


अथ तृतीयाष्याये चतुर्थ: पाद: भ१३े 


पूर्वपक्ष में उठाई गई, वह निराघार है। 

यजुर्वेद के उक्त मल्त्र की ऋषि दयानन्दकृत व्याख्या में 'हिरण्य' पद 
ब्रह्म चय॑ को लक्षित करता है,-ऐसी भावना अभिव्यक्त होती है। यह (ब्रह्मचर्य ) 
अपने रूप में दीघंकालिक स्वास्थ्य, आरोग्य, आयुष्य का सर्वाज्जुपूर्ण आधार है। 
तब “हिरण्यं भाय॑म्‌' में यह रहस्य भी अत्तहित समझना चाहिए। इसे पुरुषधर्म 
मानने पर तथा इसके फल का निइचय हो जाने पर द्रव्य-देवता-विषयक आशंका 
निरादृत हो जाती है। संगत आहार-विहार-ब्रह्मचय॑ आदि द्रव्य, और पुरुष स्वयं 
देवता है ॥२४॥ (इति सुवर्णधा रणादीनां पुरुषधर्मंताधिकरणम्‌--८) । 


(जयादीनां वैदिकधर्माजताधिकरणम्‌--६) 


प्रस्तुत अधिकरण में कम से सम्बद्ध 'जप” आदि होम विवेच्य हैं। इस विषय 
में पाठ है--थैच कमंणा ईत्सेंत्‌ तत्र जयान्‌ जुहुयात्‌, राष्ट्रमूतो जुहोति, अम्या- 
तानान्‌ जुहोति'--जिस कर्म से व्यक्ति समृद्धि की इच्छा करे, उस कर्म के साथ 
'जय“संज्ञक होम करना चाहिए; राष्ट्रभुत्‌-संज्ञक होम करता है, अभ्यातान-संज्ञक 
होम करता है | इनके विषय में सन्देह है---क्या ये होम ऋषि आदि लौकिक कर्म 
तथा अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्म इन दोनों में ही जय आदि होम करने चाहिएँ ? 
अथवा इन दोनों में से किसी एक में अनुष्ठेय हैं ? शिष्य ने सुझाव दिया, दोनों 
भ्रकार के कर्मों में इन होमों का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि अनुष्ठाता व्यक्ति 
समानरूप से यह चाहता है कि उसके द्वारा अनुष्ठीयमान प्रत्येक कर्म अपने विषय 
में समृद्धि का जनक हो । 

आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-सुक्राव को पूर्वपक्षरूप में सूश्चित किया--- 


शेषो5प्रकरणे४विशेषात्‌ सर्वेक्मणाम्‌ ॥२५७ 


[अप्रकरणे ] जो कर्म किद्सी प्रधान कर्म के प्रकरण में पठित नहीं, वह 
[अविश्येषात्‌ | किसी विशेष -- असाधारण हेतु के न होने से [सर्वकमंणाम्‌ ] 
लौकिक-वैदिक सब कर्मों के [शेष: | शेष -- ड्ध होते हैं । 

इसके अनुसार अप्रकरण-पठित 'जय' आदि संज्ञक होमों का लौकिक-वैदिक 
सब कर्मों में अनुष्ठान किया जाना चाहिए । है 

श्रौतकर्म आहवनीय अग्नि में किये जाते हैं, तथा गृह्यकर्म गाहँपत्य जम्नि 
में । विवाहसंस्कार गृह्मकर्म है, गाहंपत्य अग्नि में होता है। जय-संज्ञक आदि 
होमों का विवःहसंस्कार में विनियोग है। कृषि, शाला, वृक्षारोपण आदि के 
समान विवाहसंस्कार लौकिक कम है। 'जय'-संज्ञक आदि होमों का इसमें विधान 
यह स्पष्ट करता है कि जय” आदि संज्ञक होम लौकिक-वैदिक सभी कर्मों के 
बज हैं। 


भश४ड मौमांसा-दर्शन 


जय होस--जित्तऊ्च स्वाहा इत्यादि १३ मन्त्रों से सम्पन्त होनेवाला 
१३ आहुतियों का होम 'जय-संज्ञक है । 

राष्ट्रभुत होम--ऋताषाड्‌' इत्यादि १२ मन्त्रों से किया जानेवाला १२ 
आहुतियों का होम 'राष्ट्रभुत्‌' कहाता है। 

अभ्यातान होम--अग्निर्मुतानां' इत्यादि १८ मन्‍्त्रों से पूरा किया जानेवाला 
१८ आहुतियों का “अभ्यातान' होम कहा जाता है ॥२५॥ 

आचाये सूत्रकार ने पूर्वपकक्ष कर समाधान किया-- 


होमास्तु व्यवतिष्ठे रस्नाहवनीयसंयोगात्‌ ॥२६॥। 


[तु] तु' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है, जय आदि होम 
लौकिक-वंदिक सब कर्मों के अज्भ नहीं हैं। [होमा: | ये होम हैं, अत: [ आहव- 
नीयसंयोगात्‌ ] होमों का आहवनीय अग्नि के साथ सम्बन्ध होने से, जयादि होम 
[व्यवतिष्ठे रंन्‌ ] केवल वैदिक कर्मों के साथ व्यवस्थित रहने चाहिए। 

जय आदि होम सब कृषि आदि कर्मों के भी अज्भ हैं, यह मान्य नहीं है। जय 
आदि के साथ “जुहूयात्‌, जुहोति' क्रियाओं का सम्बन्ध होने से ये होम हैं, जिनका 
आहुवनीय अग्नि में सम्पादन किया जाता है। 'यदाहवनीये जुहोति, तेन सो5स्या- 
भीष्ट: प्रीतो भवति'-- जो आहवनीय में होम किया जाता है, उससे कर्त्ता को वह 
अभीष्ट प्राप्त होता है, जो उसको प्रिय है। इस बचन से श्रौतकर्मों का आहवनीय 
अग्नि के सम्बन्ध ज्ञात होता है। इस कारण जो कर्म आहवनीय अग्नि में किए 
जाते हैं, जयादि-संज्ञक होम उन्हीं कर्मों के अद्भ हो सकते हैं। कृषि आदि लौकिक 
कर्मों का सम्बन्ध, क्योंकि आहवनीय अग्नि के साथ नहीं है, इसलिए जयादि होम 
कृषि आदि लौकिक कर्मों के अज्ध सम्भव नहीं । यही शास्त्रीय सिद्धान्त है ॥२६॥। 

इसी की पुष्टि के लिए घूत्रकार ने अन्य हेतु अस्तुत किया -- 


शेषश्च समाख्यानात्‌ ॥२७॥ 


[समराख्यानात्‌ू] आध्वर्यव नाम से कहे जानेवाले वेद में जयादि होमों के 
पढित होते से [च] भी [शेषः] ये होम अग्निहोत्रादि वैदिक कर्मों के अज्ञ हैं, 
यह स्पष्ट होता है। 

आध्वर्ेब अथवा अध्वर्युवेद नामसे यजुर्वेद जाना जाता है। वहाँ विधान 
किए गए सब कर्मों का सम्पादन अध्वर्यु हवात किया जाता है। जयादि होमों का 
विधान भी यजुवेंद में होने से उनका सम्पादन अध्वर्य द्वारा होता है। यदि जयादि 
होमों को लौकिक कृषि आदि कर्म का अज्ज माना जाय, तो अध्वर्यु द्वारा उनका 
सम्पादन सम्भव न होगा, क्योंकि कृषि का सम्पादन कृषक क्षेत्र में करता है। 
आहबनोय अथवा गाईपत्य अग्नि से उसका कोई सम्बन्ध नहीं । फलत: जयादि 


अथ तृतीयाध्याये चतुर्थ: पाद: ५१५ 


होमों को अग्निहोत्रादि केवल वैदिक कर्मों का अज्भ मानना शास्त्रीय सिद्धास्त 
है" ॥६॥ (इति जयादीनां बंदिकधर्माड्ताधिकरणम्‌ू--६ ) । 


१. सूजकार और भाष्यकार का यह कथन कि--जयादि होम लौकिक कर्मों का 
अज्ज नहीं है--चिन्तनीय है। विवाह आदि लौकिक कर्म में इनके विनियोग 
पर आचार्यों ने कोई प्रकाश नहीं डाला । इसके विवेचन के लिए निम्नांकित 
विचार पढ़िए-- 

“विचारणीय यह है कि जय-राष्ट्रभुत्‌-अम्यात (०तान) होमों का 
विधान विवाह-कार्य में भी गृह्मकारों ने किया है। यह वैवाहिक अग्नि 
आहवनीय नहीं है। अतः सूत्रकार और भाष्यकार का वचन विचारणीय है। 
गृह्मकर्प श्रौतकर्मों के ही परिशिष्टरूप हैं, क्योंकि औत, गृह्मय और धर्म-सूत्रों 
की “कल्प' यह सामान्य संज्ञा है। यथा ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का 
परस्पर सम्बन्ध है, सभी ब्राह्मण के ग्रहण से गृहीत होते हैं, उसी प्रकार यहाँ 
भी गृह्मकर्मो में श्रोत-सूत्रोक्त सामान्य परिभाषाएं गृहीत होती हैं। घध्मसूत्रों 
में गृह्योक्त कम के अतिरिक्त भी होमों का विधान मिलता है। अतः सूत्र 
[३४२६] में आहवनीय को मथनादि से संस्कृत अग्नि का उपलक्षण सान 
लें, तो सारी आर्ष पारम्परिक वेदिक व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। अन्यथा 
विवाह-कमं में जयादि होम का प्रयोग चिन्त्य मानना होगा। क्रृषिकर्म में तो 
गृह्मसूत्रों में साक्षात्‌ होम का विघान देखा जाता है, यथा 'अथ सीतायज्ञ: 

(पार० गृ० २१७) । 

बँदिक धरम के पुनरुद्धारक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अनेक ऐसे. 
संस्कारादि कर्मों में होम का विघान किया है, जिनमें प्राचीन गुह्यकारों ने 
होम का विधान नहीं किया है, यथा--गर्भाधानादि कुछ संस्कार। स्वामी 
दयानन्द सरस्वती का मत है कि प्रत्येक शुभ कर्म में होम करना चाहिए। 
उससे जहाँ अभीष्ट-सिद्धि के लिए ईश्वर से स्तुति-प्रार्थना होती है, वहाँ हीम 
का लोकदृष्ट 'जलवायु की शुद्धि! प्रयोजन भी उपपन्‍्न होता है। इस प्रकार 
दत्तक-विधि, कारखाना व दुकान खोलना, वृक्षारोपण, रामनवमी, कृष्ण- 
जन्माष्टमी आदि सभी लौकिक कर्मों में भी होम कंत्तब्य है। यह स्मात्त होम 
गृह्मसूओोक्त द्ालाकर्म-सम्बच्धी होम के सदुश करना चाहिए। पुराने विचारों 
के वैदिक चाहे स्वामी दयानन्द सरस्वती के इस मत को स्वीकार न करें, 
तथापि यह मत परम्परा से ऋषि-मुनियों द्वारा समादृत है, अन्यथा गृह्मसूत्रों 
एवं धर्मसूत्रों में इन जयादि होमों का विधान न होता। इतना ही नहीं, 
स्वामी दयानन्द सरध्वती के मतों को अवेदिक माननेवाले पौराणिक विद्वान 
भी माजकल विष्णुयाग, दुर्गाहोम आदि अवैदिक होमों के रूप में होम करते 


भ्र्श्६ मीमांसा-दर्शन 


(जिदिकाइवप्रतिग्रहे इष्टिकत्तेव्यताधिकरणम्‌--१०) 


तैत्तिरीय संहिता [ २३।१२।१ | में पाठ है--'बरुणो वा एत॑ गुह्नाति बोहूव॑ 
प्रतिगृह्वाति | यावतोहवान्‌ प्रतिगृह्लीयात्‌ तावतो वारुणान्‌ चतुष्कपालान्‌ निरवे- 
पेत्‌'--वरूण उसको पकड़ लेता है, जो अश्वों का दान लेता है । जितने अइवों का 
दान ले, बरुण देवतावाले उतने चार कपालों में पकाये गए हि से याग करे | वरुण 
देवता के उद्देश्य से किए जाने के कारण इसका नाम वारुणी इष्टि है। इसमें सन्देह्‌ 
है-क्या इस इष्टि का बिघान लौकिक अश्वप्रतिग्रह में माना जाय ? अथवा वैदिक 
अव्वप्रतिग्रह में ? लोक में मांगने पर या बिता माँगे किसी को अइ्ब दान में मिल 
जाय, यह लौकिक अश्वप्रतिग्रह है। यागानुष्ठान में दक्षिणारूप से अश्व का दान- 
रूप में प्राप्त होना वैदिक अश्वप्रतिग्रह है। पौण्डरीक याग में सहख्र अश्व दक्षिणा 
कही है । ज्योतिष्टोम में गौ और अश्व दक्षिणाहूप में दिया जाता है। 

छिष्ण ने जिज्ञासारूप से कहा--इन दोनों विकल्पों में से केवल लौकिक 
अश्वप्रतिग्रह में इष्टि का प्रयोग माना जाना चाहिए। अब्वप्रतिग्रह में 'वरुणो 
वा एतं गृह्नाति' इत्यादि वाक्य से दोष का माना जाना निश्चित है । वैदिक जरव- 
प्रतिग्रह में उसकी सम्भावना नहीं; क्योंकि याग के अज्जुरूप में वहाँ अश्वदक्षिणा 
का विधान है। इसलिए लौकिक अश्वप्रतिग्रह में वारुणी इष्टि का प्रयोग होना 
युक्त प्रतीत होता है । 

आखाय॑ सूत्रकार ने शिष्य-जिज्ञासा को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया-- 


दोषात्‌ त्विष्टिलोकिके स्पाच्छास्त्राद्धि वेदिके 
न दोषः स्थात्‌ ॥२८॥ 


[दोषात्‌ | 'बरुणों वा एत॑ गृह्लाति, योशवव॑ प्रतिगृह्लाति' वाक्य से अइ्व- 
प्रतिग्रह में दोष सुने जाने के कारण [तु] तो [लौकिके |लौकिक अदवअतिग्रह में 
[इंष्टि:] वारुणी इष्टि का प्रयोग स्थात्‌ |होना चाहिए, [हि |क्योंकि [वंदिके | 
वैदिक अद्वप्रतिग्रह में [ शास्त्रात्‌ | याग में अश्वदक्षिणा दान का शास्त्रवचन प्रमाण 
होने से [दोषः] दोष [न] नहीं [स्पात्‌ | होगा। 

किसी क्षुद्र-तीच अथवा पापयुक्त पुरुष से अब्ब के प्रतिग्रह में दोष का माना 
जाना संगत है। जहाँ दोष है, वहां इष्टि का प्रयोग उपयुक्त है। उस दोष के 


ही हैं। इस दृष्टि से जयादि होमों का उन सभो झुभ करों में निवेश हो 
सकता है, जिनमें समृद्धि की कामना हो । सूत्रका रानुसार श्रौतकर्म के मुख्य- 
तथा अज्ञ होते हुए भी गुझ्यादि स्मात्तें कर्मों के माध्यम से लौकिक कर्मों से' 
भी मोक्ष सम्भव है । (यु० मी०) 


अथ तृतीयाध्याये चतुर्थ: पाद: भ१७ 


निवारण के लिए चतुष्कपाल - -संस्कृत ह॒वि द्रब्यवाली वारुणी दृष्टि का अनुष्ठान 
किया जाता है | ऐसे अश्वप्नतिग्रह में दोष का कथन ही उक्त वाक्य द्वारा हुआ 
है। यहाँ अश्वश्रतिग्रह को वरुणदेव के द्वारा ले लेना दोष है । उससे छूड़ाना-रूप 
कर्म इष्टि है । यह सब लौकिक अद्वप्रतिग्रह में सम्भव है । वैदिक अश्वप्रतिग्रह में 
इसका अवकाश नहीं । वहाँ दक्षिणारूप में अश्वप्रतिग्रह शास्त्रवचन से प्रमाणित 
होने के कारण निर्दोष हैं। अवाड्छित व अनुचित स्थान से अश्वप्रतिग्रह में दोष 
सम्भव है; क्योंकि वह अकत्त॑व्य है। अकर्त्तव्य का करना दोष (>-पाप) का 
ऊज्भावन करता है, पर वैदिक अश्वप्रतिग्रह कत्तंव्य है, याग का शास्त्रविहित 
अंग है। इसलिए दोष-निवारणार्थ वारुणी इष्टि का निर्दोष वैदिक अश्वग्रतिग्रह में 
निवेश का प्रइन ही नहीं उठता। इस इंष्टि का अनुष्ठान दाता को करना चाहिए ? 
या प्रतिग्रहीता को ? इसका विवेचन अग्रिम अधिकरण (११) में किया गया है। 
यहाँ केवल इतना कहना अभीष्ट है कि उक्त कारणों से वारुणी इष्टि का प्रयोग 
बंदिक अश्वप्रतिग्रह में नहीं होना चाहिए ॥ २८॥॥ 
उक्त पूर्व॑पक्ष का आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया-- 


अ्थंवादो वाध्नुपपातात्‌ तस्मात्‌ यत्ने प्रतोयेत ॥२६७ 


[वा] सूत्र में 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है, तात्पय है---लोक 
में किसी क्षुद्र-तीच या पापी व्यक्ति से अश्वप्रतिग्रह में इष्टि नहीं है। 'बरुणो वा 
एवं गृह्वाति' यह दोषकथन [अर्थवाद:] अर्थवाद है, [अनुपपातात्‌ ] अश्ब- 
प्रतिग्रह से वरुणग्रहण--जलोदर की प्राप्ति न होने से, [तस्मात्‌ ] इसलिए 
[गज्ञे] वैदिक कम में अश्वप्रतिग्रह पर इष्टि का प्रयोग [श्रतीयेत ] जाना जाता 


है। 

जो व्यक्ति लोक में क्ष्द्र-नीच व पापकर्मा से अश्वप्रतिग्रह करे, बह वारुणी 
इष्टि का प्रयोग करे,--यह कथन युक्‍त नहीं है, क्योंकि 'वरुणों वा एत॑ गृह्लाति' 
इत्यादि वाक्य श्रौतयाग प्रसंग में कहा गया है। अतः वारुणी इष्टि का अनुष्ठान 
श्रौत कम का अज्जु माना जाना चाहिए । ऐसा न मानकर लौकिक कर्म में अनुष्ठान 
मालने से स्वतन्त्र कर्म होते के कारण इसके फल की कल्पना करनी होगी, जो 
गौरवमूलक होने से अन्याय्य है। श्रौवकर्म का अद्भ मानने पर उसी कर्मफल के 
साथ इसकी एकवाक्यता होने से अतिरिक्त फलकल्पना के गौरव से बचा जा 
सकता है। 

अद्वप्रतिग्रह किए जाने पर वरुण से गृहीत होता है, अर्थात्‌ वरुण -+ जल इसे 
पीड़ित करता है, उस पीड़ा से बचने के लिए इष्टि का अनुष्ठान है । वरुण द्वारा 
पीडित किया जाना, जलोदर से पीड़ित होने के समान है। अश्वप्रतिग्रह से जलो- 
दर हो जाता हो, यह यथार्थ नहीं है। यह उपमामूलक स्तुतिरूप अर्थ॑वाद है। जैसे 


४१८ मीमांसा-दर्शेत 


चिकित्सा द्वारा जलोदर से छूटकारा मिल जाता है, ऐसे ही अश्वप्रतिग्रह में इष्टि 
का अनुष्ठान श्रेय का आपादन करने में सहायक होता है। 

यदि गम्भीरता से विचार किया जाए, तो वैदिक कर्म में अनुष्ठान के अनन्तर 
दक्षिणारूप में अद्वप्रतिग्रह ऋत्विक्‌ करता है। यह आवश्यक नहीं कि ऋत्विक्‌ 
के पास अह्व को रखने के उपयुक्त साधन हों, तथा उसको प्रयोग में लाने के लिए 
समुचित सामर्थ्य व जानकारी हो। यह अश्वश्रतिग्रह उसको पीड़ित-दुःखी करने- 
वाला हो जाता है, क्योंकि घास, दाना-पानी, खुररा, नियमित रूप से घुमाना 
आदि अश्वसम्बन्धी कार्य उसके लिए एक नई विपदा खड़ी हो जाती है। ऐसी 
स्थिति में एक लोक-कहावत है--पेट का पानी पतला पड़ जाना। जिस वस्तु को 
रख सकना किसी व्यक्ति की शक्षित के बाहर हो, उस वस्तु के मिल जाने पर उसके 
परिणाम को उक्त कहावत अभिव्यक्त करती है। ऐसी ही कुछ भावना 'वरुण- 
गृहीत' पद की है। उस विपदा से छुटकारा पाने के लिए वारुणी इष्टि के अनुष्ठान 
का तात्पर्य है--उन्त साधनों से सम्पन्न होने का प्रयास करना जिनके रहते---उस 
वस्तु के रखने में कोई असुविधा सामने नहीं आती । वह अश्वप्रत्तिग्रह श्रौतकर्म में 
हो, अथवा लौकिक कर्म में, उक्त स्थिति उभयत्र समान रहती है ॥२६॥ (इति 
बैदिकाश्वप्रतिग्रहे इतिकत्तंव्यताइईधिकरणमु---१० ) । 


(दातुर्वारुणीष्टयधिकरणम्‌-- ११) 


गत अधिकरण में यह निश्चय किया गया कि बारुणी इष्टि का अनुष्ठान 
वैदिक अव्वप्रतिग्रह में किया जाना चाहिए । इष्टि के अनुष्ठान का वाक्य है-- 
'यावतोः्श्वांन्‌ प्रतियूह्लीयात्‌ तावतो वारुणान्‌ चतुष्कपालान्‌ निर्व॑पेत्‌' जितने अश्वों 
का प्रतिग्रह करे, उतने--चार कपालों में पकाए गए वरुण देवतासम्बन्धी--प्ुरो- 
डाशों से याग करे। इसमें सन्देह है--क्या इष्टि का अनुष्ठान अद्व का दाता 
यजमान करे ? अथवा अइव का प्रतिग्रहीता -- आदाता -+ दान स्वीकार करने- 
वाला ऋत्विज्‌ करे ? इष्टि-वाक्य से ज्ञात होता है कि अनुष्ठान दान लेनेवाले 
ऋत्विज्‌ को करना चाहिए। 

आचार्य सूत्रकार ने इसी भाव को पूर्वपक्षरूप से सूत्रित किया--- 


अचोदितं च कर्मभेदात्‌ ॥३०॥॥ 


[अचोदितम्‌ ] अश्व का दाता इष्टि करे, यह अर्थ कहीं कहा नहीं गया [च] 
और [कर्मभेदात्‌ ] दात देता तथा दान लेना रूप कर्मभेद से जाना जाता है कि 
इष्टि का अनुष्ठान दान लेनेवाले ऋत्विज्‌ को करना चाहिए। 

“यावतोञ्ूवान्‌ प्रतिगृह्लीयात्‌ ताबतो वारुणान्‌ चतुष्कपालान्‌ निवेपेत्‌' बाक्‍्य 
में प्रतिगह्लीयात्‌' और “निर्वपेत्‌' दो क्रियापद हैं । जो पहली क्रिया का कर्ता है, 


अध तृतीयाध्याये चतुर्थ: पादः ५१६ 


बही दूसरी का। इससे स्पष्ट है, जो अइवबों का प्रतिग्रह करे, अइवों का दान 
स्वीकार करे, वही निर्वाप >> याग करे। दान स्वीकार करनेवाला ऋत्विज है, 
वही दृष्टि का अनुष्ठान करेगा। जब दान लेनेवालों के लिए इष्टि का विधान 
वाक्यबोधित है, तो दान देनेबाला इष्टि नहीं करेगा; क्योंकि देना-लेवा दोनों 
भिन्न कर्म हैं । दात देनेवाला इष्टि करे, ऐसा कहीं कथन भी नहीं है । अत: इष्टि 
आदाता करे ॥३०॥ 

आचाय॑ सूत्रकार ने समाधान किया-- 


सा लिड्वादात्विजे स्थात्‌ ॥३१॥ 


[ता] बह अश्वप्रतिग्रह-सम्बन्धी वारुणी इष्टि [लिज्ञात्‌ | लिज़ूरूप प्रमाण 
से [आत्त्विजे] ऋत्विक्‌ के प्रेरयिता--अश्व के प्रदाता यजमान के विषय में 
[स्पात्‌] होती है। 

इष्टि का अनुष्ठान अद्व के दाता यजमान को करना चाहिए। दाता यजमान 
के लिए इष्टि है, अथवा आदादा ऋत्विज्‌ के लिए, ऐसा श्रुतिरूप स्पष्ट कथन 
किसी पक्ष में नहीं है । गत सूत्र से वाक्य के आधार पर इष्टि का अनुष्ठान ऋत्विज्‌ 
के लिए बताया । परन्तु लिज़ु-प्रमाण से जाना जाता है कि इष्टि का अनुष्ठान 
यजमान को करना चाहिए। वाक्य से लिज्ग बलवान्‌ होता है; अतः इष्टि का 
अनुष्ठान अश्व के प्रदाता यजमान के लिए निदिचत है । 

वह लिज्ू है, उक्त प्रसंग के पूर्वापर पदों की एकवाक्यता, अर्थात्‌ पूर्वापर 
पदों का परस्पर अर्थभूलक सामज्जस्थ वचन है--'प्रजापतिवंरुणायाइवमतयत्‌! 
प्रजापति ने वरुण के लिए अश्व प्रस्तुत किया । यहाँ प्रजापति अदव का दाता है, 
बरुण आदाला--प्रतिग्रहीता है। भागे वचन है--'स स्वरं देवतामाच्छंत्‌' उसने 
अपनी देवता को आत्तं --दुःखी किया। यहां “सः” सर्वनाम पद पूबंप्रक्रत अथे की 
अपेक्षा करता है । 'सः' प्रथमा एकबचन पद है, पूवश्रकृत श्रथमा एकवचत पद 
“प्रजापति: है। इस प्रकार 'सः' पद यहाँ प्रजापति का निर्देश करता है। इसलिए 
उसके साथ 'सः” की एकवाक्यता सम्पन्त होती है। वरुण के साथ 'सः' की एक- 
वाक्यता कहना युक्त नहीं, क्योंकि पूर्ववाक्य में 'वरुणाय” चतुर्थी एकवचन है। 
यह वैयाधिकरण्य एकवावयता का बाघक है । 

जागे पाठ है --'स: पर्यंदीयँत' वह परिदीर्ण >-दीर्घा रोग से प्रस्त हुआ। यहाँ 
भी पूर्वोक्त आघार पर 'सः पद की एकवाक्यता पू्व॑ प्रकृत “प्रजापति” के साथ है, 
अतः उसी का निर्देश करता है ! पुतः पाठ है-“स एवंतं वारुणं चतुष्कपालमपश्यत्‌, 
त॑ निरवपत्‌' उसने ही इस वरुण देवतासम्बन्धी चार कपालों में पकाए गए पुरो- 
डाश से सम्पन्न होनेवाले याग को देखा, अर्थात्‌ जाना व उसका अनुष्ठात किया। 
यहाँ भी 'सः' स्वेताम प्रजापति का निर्देश करता है। वारुणी इष्टि का अनुष्ठान 


४२० भीमांसा-दर्शन 


करनेवाला यहाँ “प्रजापति' ही है; क्‍योंकि प्रसंग में 'निरवपत्‌' क्रिया का कर्त्ता 
वही सम्भव है। 'ततों वैस वरुणपाशादमुच्यत श्रजापति:' वारुणी इष्टि का 
अनुष्ठान करने से निश्चित ही वह प्रजापति वरुणपाश से मुक्त हो गया । 

पूर्वापर पदों ('सः' आदि) के परस्पर सामज्जस्य से निशिचत हुआ--अश्व 
का दाता प्रजापति और आदाता वदढुण है। यहाँ 'वरुणों वा एत॑ गृह्लाति' वरुण 
इसको पकड़ता है, अर्थात्‌ पीड़ित करता है, कथन हेतुगभित है। दाता पीड़ित 
होता है, आदाता पीड़ित करता है। जो पीड़ित होता है, पीड़ा-निवारण के लिए 
उसी को दृष्टि का अनुष्ठान करना अभीष्ट है| क्‍योंकि यहाँ अद्वदाता प्रजापति 
वरुण से गृहीत अर्थात्‌ पीड़ित हुआ, तब 'वरुणों वा एत॑ गृह्लाति, योह्ववं प्रति- 
गुह्लाति' वाक्य में 'प्रतिगृह्लाति' क्रियापद के---'दात लेना' अर्थ को छोड़कर 'दान 
देना ( प्रतिगुह्ताति --प्रयच्छति) अर्थ करता चाहिए। उक्त वाक्य की हेतुर्गा्भिता 
है--जिस कारण प्रजापति अद्वदाता वरुण की पकड़े से---इष्टि के अनुष्ठान 
हारा---मुक्त हुआ, इसी कारण अद्व प्रदान करनेवाले अन्य किसी को भी वरुण 
देवता-सम्बन्धी हवि का निर्वाप (>> याग) करना चाहिए। 

इस अधिकरण की व्याश्या में व्याज््याकारों ने लम्बा विवाद खड़ा किया है। 
तब भी यह निर्बाष, चतुरस्र स्वारस्थ रूप में निश्चित नहीं किया जा सका कि 
अहवप्रदाता यजमान को ही इष्टि का अनुष्ठान करना चाहिए । ईष्टि अनुष्ठान की 
आवना है, जो पीड़ित हो, वह इष्टि-अनुष्ठान करे। अनुभव में देखा जाता है, 
दाता और आदाता, अर्थात्‌ वजमान और ऋत्विज्‌ अपने-अपने रूप में दोनों पीड़ित 
होते हैं। ऋत्विज्‌ की पीड़ा का निर्देश गतसूत्र में किया गया है। दाता यजमान 
की पीड़ा का स्वरूप आचार्यों ने बताया है--स्वामित्व का नष्ट होना । यजमान 
याग सम्पन्न हो जाने पर ऋत्विज्‌ को दक्षिणारूप में अइ्व प्रदान करता है। अइव 
पर उसका स्वामित्व नहीं, इससे उसके पेट का पानी पतला पड़ जाता है, तात्पर्य 
है--अह॒ब अपने हाथ से निकल जाने के कारण वह दु:खी होता है। इसी स्थिति 
का नाम है---वरुण से पकड़ा जाना। इससे बचने के लिए यजमान अश्व-दान की 
उपेक्षा नहीं कर सकता । याग की सम्पन्नता के निमित्त वह अश्व की दक्षिणा देने 
के लिए बाध्य है, क्योंकि वह शास्त्रविहित है । उसका उल्लंघन व विकल्प सम्भव 
नहीं। तब अद्वदान में स्वामित्व के नष्ट होने का दुःख, कत्तंव्य से विमुख होना 
है। उस दशा (अदव दक्षिणा न देने की दशा) में याग सम्पन्त न होने से यजमान 
याग के भावी फल से वज्चित रह जायगा। ऐसी अवस्था में यजमान द्वारा वारुणी 
दृष्टि के अनुष्ठान का स्वरूप यही सम्भव है कि वह अपने हृदय में स्वामित्वनाश 
की भावना को हटाकर शास्त्रीय कर्तव्य की भावना को जागृत करे । 

ऋत्विक्‌ भी दक्षिणा के रूप में अश्व को लेने के लिए बाध्य है, क्योंकि उस 
विशिष्ट याग की अह्व-दक्षिणा श्ञास्त्रविहित है। उसका उल्लंघन व बदल सम्भव 


अथ तृतीयाध्याये चतुर्थ: पाद: भ्र१ 


नहीं । उसका दु:ख है---अद्व को यथावत्‌ रखने के लिए साघनहीनता, तथा उप- 
युक्त व्यवहार में लाने के लिए असामर्थ्य । उसके रख-रखाव के लिए साधन जुटाना 
तथा उसे (अश्व को) सवारी आदि व्यवहार में लाने के लिए सामर्थ्य का सम्पादन 
ही ऋत्विक्‌ का वारुणी इष्टि-अनुष्ठान है। अदव को देने और लेने से जो दोनों के 
पेट का पानी पतला पड़ गया था, वह ठीक हो जाता है । वरुणपाझरूप अपने-अपने 
दुःख से मुक्ति मिल जाती है । इस प्रकार दाता और आदाता दोनों के द्वारा इष्टि 
के अनुष्ठान में कोई दोष नहीं है ॥३१॥ (इति दातुर्वारुणीष्टथधिकरणम्‌-११) । 


(वेदिकसोमपानव्यापदि सौमेन्द्रवरुविधानाधिकरणम्‌--१२) 

मँत्रायणी संहिता [२२।१३] में पाठ है--'सौमेन्द्रं चर निर्वपेच्छधामाकं 
सोमवासिनः--सोस पीकर वमन करनेवाले के लिए सोम और इन्द्र देवतावाले 
श्यामाक चरु का निर्वाप करे। इसमें सन्देह है --क्या यह श्यामाक चरु इष्टि का-- 
लौकिक सोमपान के वमन में--विधान है ? अथवा वैदिक सोमपात के वमन में ? 
ज्योतिष्टोम और उसकी विक्रृतियों में जो सोमपान किया जाता है, वह वैदिक 
सोमपान है। आयुर्वेद में वमन के लिए गिलोय आदि के रूप में प्रयोग किया 
जानेवाला सौकिक सोमपान है। 

लौकिक या वैदिक सोमपान का वमन होने पर सौमेन्द्र इष्टि का प्रयोग 
लौकिक सोमपान के वमन में होना चाहिए। 

आचार्य सूत्रकार ने पूर्व पक्षरूप में इसी अर्थ को प्रस्तुत किया-- 


पानव्यापच्च तद्गत्‌ ॥३२॥ 


[पानव्यापत्‌ ] पिये हुए सोम की व्यापत्‌--विपदा->वरमनरूप दोष [च] 
भी [तद्त्‌] अश्वश्नतिग्रह में वारुणी इष्टि के समान समभनी चाहिए। तास्पर्य 
है--जैसे वारुणी इष्टि का प्रयोग लौकिक अद्वप्रतिग्रह में कहा गया है, वैसे ही 
सौमेन्द्र इष्टि का प्रयोग लौकिक सोमपान का वसन होने पर किया जाना चाहिए। 

सोम और इन्द्र देवतावाले ब्यामाक चछु से की जानेवाली इष्टि का प्रयोग 
वैदिक सोमपान-वमन में किया जाना निष्थ्योजत है, अतः अनावश्यक है। ज्यो- 
तिष्टोम अथवा उसके विक्ृतियागों में यश्शेष सोम के पान का विधान है । सोम 
का पान कर लेने पर यागविधान सम्पन्न हो जाता है । यदि पिये सोम का अनन्तर 
बमन हो जाय, तो याग की सम्पन्नता+-पूर्णता में कोई दोष नहीं आता । यागशेष 
सोम के पान का विधान है, जो पी लेने पर पूरा हो चुका हैं। परन्तु लौकिक 
सोमपान में ऐसा तहीं है। वहां सोमपान के अनन्तर वमन हो जाने पर पित्तादि 
घातुवेषम्य की स्थिति विद्यमान रहती है। उम्रको साम्य अवस्था में लाने 
के लिए श्यामाक चरु का प्रयोग अपेक्षित रहता है। सौमेन्द्र इष्टि का प्रयोग दोष 


भ्रर मीमांसा-दर्शन 


उपस्थित होने पर बताया है---इन्द्रियेण वा एष वीरयेंण ब्यूध्यत्ते, यः सौम॑ वमति' 
निश्चय ही यह इन्द्रियगत सामथ्यं से हीन होता है, जो सोम का वमन करता है। 
लोक में पित्तादि घातुओं की समता के लिए सेवन किए गए सोम का वमन हो 
जाने पर धातुओं की समता न रहने से चक्षु आदि इन्द्रियों पर उसका विपरीत 
प्रभाव पड़ता है। इन्द्रियाँ सुरफाई-सी हो जाती हैं। लौकिक सोमपान-वमन में 
इन्द्रिय का सामथ्यंह्रीन होना कथन उपपन्त होता है। इस दोष की निवृत्ति के 
लिए लौकिक सोमपात-बमन में इष्टि का प्रयोग सार्थक है। 

शास्त्रीय विधान के अनुसार वैदिक सोमपान-वमन में कोई दोष नहीं है, जैसा 
गत पंक्तियों में स्पष्ट किया । वैदिक सोमपान में 'शेष: पातव्य:” के अनुसार याग- 
शेष सोम पी लेना चाहिए। पी लेने पर विधि पूरी हो जाती है। शास्त्रविहित 
सोमपात की क्रिया पूरी हो जाने पर यदि पश्चात्‌ वमन हो जाता है, तो उससे 
शास्त्रविधान में कोई न्यूनता या दोष नहीं आता। फलत: सौमेन्द्र इष्टि का प्रयोग 
लौकिक सोमपान-वमन में माता जाना युक्त प्रतीत होता है ॥३२॥॥ 

आचार्य सूत्रकार ने पृर्वपक्ष का समाधान किया -- 


दोषात्तु बेदिके स्थादर्थाद्धि लौकिके न 
दोषः स्थात्‌ ॥३३॥ 


[तु] सूत्र में 'तु' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है; तात्पर्य है--लौकिक 
सोम के बमन में सौमेन्द्र इष्टि का प्रयोग युक्त नहीं है। [दोषात्‌] दोष का कथन 
होने से [वैदिके | वैदिक सोम के वमन में इष्टि का प्रयोग [स्थात्‌ ] होता है। 
[लौकिके ] लौकिक सोम के बमन में [दोष:] दोष [न] नहीं [स्यात्‌ ] होता, 
[हि] क्योंकि वह [ अर्थात्‌ | अर्थ --विश्ेष प्रयोजन से होता है । 

पूर्वपक्षी ने लौकिक सोमपान के वमन की वास्तविकता को न समभाकर उक्त 
कथन किया है। लोक में--शरीर के भीतर पित्त आदि धातुओं के विषम हो 
जाने--विकृत हो जाने पर उन्हें बाहर निकाल देने के प्रयोजन से वमन कराया 
जाता है। जो औषध प्राय: वमन के लिए दिए जाते हैं, उनमें मुख्य मंनफल है । 
पर गिलोय एवं अन्य सोम-पद-वाच्य लताओं का--रोगी व्यक्ति की प्रकृति के 
अनुसार--सम्मिश्रण रहता है । उसी को यहाँ लौकिक सोमपान-रूप में कहा गया 
है। उस सोमपान का प्रयोजन ही वमन है । वह पान सोम -- शान्ति के लिए होता 
है । वमन के साथ पित्त आदि विक्रत धातु शरीर के बाहर हो जाते हैं। रोगी 
व्यक्ति उससे शान्ति-सुख, शरोर में सौम्य भाव का अनुभव करता है। लोक में वह 
बमन देहिक घातुसाम्य को स्थापित करता है, उसमें कोई दोष नहीं । 

वँदिक सोमपान-वमन में स्थिति उससे विपरीत है। जहाँ लौकिक सोम-वमन 
में व्यक्ति स्वयं को स्वस्थ व शान्त अनुभव करता है, वहाँ वैदिक सोम-वमन में 


अथ तृतीयाध्याये चतुर्थ: पाद: श्रर३े 


व्यक्ति की अस्वस्थता, उद्विग्नता, चक्षु आदि इन्द्रियशैथिल्य प्रभृति दोष स्पष्ट 
अनुभव में आते हैं। इसी स्थिति को 'इन्द्रियिण वा एप वीयेंण व्यूध्यते, यः सोम॑ 
वमति' वाक्य से निर्दिष्ट किया गया है। यह कथन वैदिक सोमपान के वमन में 
उपपन्न होता है। वमन का कारण अधिक पिया जाना अथवा प्रकृति के अनुकूल 
न होना आदि कुछ भी हो, पर ज्योतिष्टोम में सोमपान के वमन को शास्त्र ने दोष 
माना है, यह उक्त वाक्य से स्पष्ट है । वमन के परिणामस्वरूप चक्षु आदि इच्द्रियों 
में शिथिलता व चित्त की स्पष्ट अनुभूत उद्विग्गता के शमन के लिए ध्यामाक चरु- 
इष्टि के अनुष्ठान का विधात है। ह्यामाक का प्रयोग ऐसी उह्विग्नता को झान्त 
करता है। 

इथामाक एक कदन्‍्न है, जो स्वयं खेतों में उपज आता है। लोकभाषा में इसे 
'समा' या 'सावाँ बोलते हैं ॥३३॥ (इति वैदिकसोमपानव्यापदि सौमेन्द्रचर- 
विधानाइंधिकरणम्‌ू--१२) । 


(सौमेन्द्रचरोयंजमानपानव्यापद्धिघयताइधिकरणस्‌--१३) 


गत अधिकरण में निश्चित किया--सौमेन्द्र चरू इष्टि का प्रयोग बैंदिक सोम- 
बमन में होता है। वहाँ विचारणीय है, प्रस्तुत इष्टि का प्रयोग ऋत्विक्‌ और 
म्रजमान-किसी को भी सोम-वमन हो जाय, वहाँ-सर्वत्र होना चाहिए ? अथवा 
किसी एक के वमन में होना चाहिए ? वमन होता सबके लिए समान है, इसलिए 
इष्टि का प्रयोग सबके लिए होना चाहिए। इसी अर्थ को आचार सूत्रकार ने पू्व- 
पक्षरूप में सूत्रित किया-- 


तत्सवेत्नाविशेषात्‌ ॥३४॥ 


[तत्‌ ]वह सौमेन्द्र इष्टि का प्रयोग [सर्वत्र | सबके विषय में, अर्थात्‌ ऋत्विक्‌ 
और यजमान सबके सोमवमन में समझना चाहिए, क्योंक [अविज्येषात्‌ | किसी 
विशेष का निर्देश न होने से । 

'सौमवामितः सामान्‍य निर्देश है। सोमपान करके जिस किसी को भी वमन 
हो जाय, उसे सोमेन्द्र इष्टि का अनुष्ठात करना चाहिए। यागशेष सोम का यज- 
मात और ऋत्विक सभी पान करते हैं। किसी को भी सोम का वसन सम्भव है । 
ऐसा कोई निर्देश उपलब्ध नहीं है कि अमुक के सोभ-वमन में इष्टि का प्रयोग हो, 
अमुक के न हो । इसलिए ऋत्विक्‌ और यजमान सबके लिए --सोमवमन होने पर 
डृष्टि का प्रयोग समझता चाहिए ॥३४॥ 

ऐसा पूर्वपक्ष होने पर आचार्य सूत्रकार ने सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया-- 


भरद मीमांसा-दर्ंत 


स्वासिनों वा तदर्थत्वात्‌ ॥३५॥ 

[वा]सूत्र में 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है; तात्पर्य है--सौमेन्द्र 
इष्टि का प्रयोग यजमान और ऋत्विक्‌ सबके लिए हो, ऐसा समभना युक्त नहीं 
है। [स्वामित: | स्वामी -- यज्ञकर्त्ता यजमान के सोमवमन में इष्टि का प्रयोग होता 
है, [तदर्थ॑त्वात्‌ | प्रधानकर्म के उसी के लिए होने से । 

सौभेन्द्र इष्टि का प्रयोग केवल स्वामी, अर्थात्‌ यज्ञकर्ता यजमान के लिए है । 
ज्योतिष्ठोम आदि याग यजमान के लिए होता है; वही उसका कर्त्ता है, वही उसके 
फल का भोक्‍ता है। उस याग के प्रसंग में ही सोमवमन करने पर सौमेच्द्र इष्टि का 
विधान है, तो वह भी यजमान के लिए है । अध्वर्यु-होता आदि ऋत्विक्‌ यजमान 
द्वारा क्रीत हैं, दक्षिणा आदि पारिश्रमिक देकर खरीदे हुए हैं। प्रधानकर्म ज्यो- 
तिष्टोम के कर्तृत्व और भोकतृत्व में उनका कोई भाग नहीं हैं। उनके सोमवमन 
से याग की सर्वाज्पुर्णता में कोई कमी आने को सम्भावना नहीं है। पर याग का 
स्वामी यजमान यदि सोमवमन करता है, तो याग की सर्वाज़पुर्णता में न्यूनता आ 
जाती है । तब पाग के अपूर्ण रह जाने से यजमान यागफल से वज््चित रह जायगा, 
इसलिए सौभेन्‍्द्र इष्टि का प्रयोग सोमबामी यजमान का उपकारक है| सोमवामी 
ऋत्विक्‌ आदि से उसका कोई सम्बन्ध नहीं | फलतः सौमेन्द्र कम॑ यजमान के 
सोमवमन में निविष्ट है, अन्यत्र नहीं ॥३५॥। 

आचार्य सूत्रकार ने इसी अथ॑ की पुष्टि में अन्य हेतु प्रस्तुत किया--- 


लिड्भदर्शनाच्च ॥३६॥ 

[लिज्जुदर्शनात्‌ ] लिज्ज के देले जाने से [च] भी यजमान के सोमवमन में 
सौमेन्‍्द्र इष्टि का विधान जाना जाता है। 

मैत्रायणी संहिता [२२१३] के प्रस्तुत प्रसंग में पाठ है--'सोमपीथेन वा 
एच व्यूध्यते, यः सोम॑ व्मति' सोमपान द्वारा होनेवाले संस्कार से वह वडिचत रह 
जाता है, जो सोम का वमन करता है। ज्योतिष्टोम में यज्ञक्षेष सोम का पान 
यजमान को संस्क्रत करता है । कर्मानुरूप उसमें गुणाधान करता है । यज्ञक्षेष सोम- 
पान द्वारा यजमान का संस्कृत होता ज्योतिष्टोम का अज्ु है। यदि यजमान सोम 
का वमन॑ कर देता है, तो गुणाधानरूप संस्कार से वब्चित रह जाएगा; तब 
ज्योतिष्टोम याग बज्भुहीन रहने से अपुर्ण होगा | याग की पूर्णता के लिए आवश्यक 
है, यदि यजमान सोमवमन कर दे, तो सौमेर्ध इष्टि के अनुष्ठान द्वारा उस 
अपूर्णता को पूरा करे। ऋत्विजों द्वारा सोमवमन करने पर उनमें किसी प्रकार 
की हीनता की कोई आशंका नहीं है । सोमपान से उनमें न यागसम्बन्धी गुणाघान 
की सम्भावना है, न सोमवमन से' होनता का भय; क्योंकि उनको प्रत्येक दशा में 


अथ तृतीयाध्याये चतुर्थ: पादः श्२५ 


उनका ध्येय ->दक्षिणा पूरी मिल जानी है। परन्तु सोमपानजन्य संस्कार से-- 
यजमान उस समय हीन हो जाता है, जब सौम का वमन कर दे । इसलिए उक्त 
वाक्य इस तथ्य में लिज्भ है, हेतु है कि केवल यजमान के सोमवमन में सौमेन्द्र 
इष्टि का विधान है, अन्यत्र नहीं ॥३६॥ (इति सौमेन्द्रचरोयंजमानपानव्यापद्दि- 
पयताअंधिकरणम्‌ू--१३) । 


(आग्नेयाद्वष्टाकपालपुरोडाशस्य दृचवदानमात्रस्य होत- 

व्यताइधिक रणम्‌--१४) 

तैत्तिरीय संहिता [ २।६।३।३] के दर्श-पृर्णमास प्रसंग में पाठ है--यदाग्ने- 
योध््टाकपालोअ्मावास्थायां पौणंमास्यां चाच्युतो भवत्ति सुवर्गस्थ लोकस्यामि- 
जित्ये-अच्ति देवतावाला आठ कपालों में तैयार किया गया जो पुरोडाझ है, वह 
अमावास्था और पौर्णमासी दोनों में निरन्तर प्रयुक्त होता है, उसमें नाग्रा नहीं 
होना चाहिए; यह स्वर्गलोक की विजय के लिए है। यहाँ सन्देह है--ब्या वह 
पुरोडाश पूरा प्रयोग में लाना चाहिए ? अथवा कुछ प्रयोग में लाया जाय, और 
कुछ बचा लेना चाहिए ? प्रतीत होता है, पूरा प्रयोग में लाग्रा जाय; क्योंकि वह 
उन्हीं कर्मों को सम्पन्न करने के लिए होता है। 

आचार्य सूत्रकार ने इसी अभ को पृर्वपक्षरूप में सूत्रित किया--. 


सर्वप्रदानं हविषस्तदरध॑त्वात्‌ ॥३७॥ 


[सर्वश्रदानम्‌ ] देवता के लिए जिसका संकल्प किया है, वह सम्पूर्ण हृवि 
देवता के लिए दे देनी चाहिए। [हविषः ] हवि के [तदर्थत्वात्‌ | देवता के लिए 
होने के कारण । 

आठ कपालों में संस्कृत किया पुरोडाश आग्नेय है, अग्नि देवता के लिए है, 
यह उक्त वचन में स्पष्ट है । अग्नि देवता के उद्देश्य से तैयार किया गया पुरोडाश 
अग्नि देवता के लिए ही है, अतः सम्पूर्ण पुरोडाश हृबि कर अग्नि देवता के लिए 
प्रदान कर देना चाहिए । उसमें से कुछ बचाना अभीष्ट नहीं ॥३७॥ 

आचार्य सूत्रकार ने पूव॑ पक्ष का समाधान किया--- 

निरचदानात्तु शेष: स्थात्‌ ॥३८॥ 

[ठ] सूत्र में 'तु' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है; तात्पये है-- सम्पूर्ण 
हबि का प्रदान नहीं करना चाहिए, [निरवदानात्‌ ] अवदान--भाग निकालकर 
देवता के लिए होम का विधान होने से; [शेष: | शेष--हूवि का कुछ अंश स्वतः 
[स्पात्‌ | रह जाता है, बच जाता है। 

अमावास्था-पौणंमासी में आस्नेय पुरोडाश-हवि का होम करने के लिए 


४२६ मौमांसा-दर्शन 


विशेष विधान है । वाक्य है--द्विहँविषो:वद्यति' पुरोडाश हि से दो बार टुकड़े 
काटता है। अन्य वचन हैं--हथवदानं जुद्दोति' दो अबदान - टुकड़ों का होम 
करता है। पुरोडाश-हंवि से कितना दुकड़ा काटना चाहिए, इसके लिए विधान 
है-.“अंगुष्ठपर्व मात्रमबद्यति' अंगूठे के पोर के बराबर टुकड़ा काटता है। इस 
भ्रकार पुरोडाश्-हति के अंग्रुष्ठ-प्वे के बराबर दो टुकड़े एक आहुत्ति में प्रयुक्त 
होते हैं। 

इस आहुति का प्रकार निम्नांकित है--पहले जुहुपात्र में एक खुवा घृत डाला 
जाता है। यह पुरोडाश-ह॒वि के दो टुकड़ों का उपस्तरण -- बिछौना है। घृत के 
ऊपर जुहू में पुरोडाश-हवि के दो टुकड़े रक्‍से जाते हैं। उनके ऊपर जुह में एक 
खुवा घृत और छोड़ा जाता है। इसका ताम 'अवधारण!' है, अर्थात्‌ पुरोडाश-ह॒वि 
के दुकड़ों को घृत से सींचना | यह एक आहुति है। इसके विषय में विधान है--- 
'लतुरबत्तं जुहोति' चार भाग एक आहुति में होमता है । पहले उपस्तरण और बाद 
में अवधारणरूप दो ख्रुवा घृत और दो खण्ड पूरोडाश-ह॒वि, ये चार अवदान एक 
आहृति में उपस्तरण और अवघारण इसलिए होते हैं कि दो टुकड़े पुरोडाझ-हँवि 
का कोई अंश जुह में लगा न रह जाए। वह निःशेष अग्नि में होमा जा सके । 

सूत्र के 'निरवदानात्‌' पद में 'निर्‌' उपश्र्ग और 'अवदान' दो पद हैं। उप- 
सर्ग॑ का अर्थ है निकालकर । तात्पयं है--सम्पूर्ण पुरोडाश से सीमित अंश निकाल- 
कर, उत़ने अवदान--भाग से अग्नि में होम करता चाहिए। यह सूत्र-व्याख्या से 
स्पष्ट है। फलत: पुरोडाश के सीमित अंश का होम होने से उसका कुछ भाग स्वतः 
ज्षेष रह जाता है, इसलिए सम्पूर्ण पुरोडाश का होम नहीं होता ॥ ३ ८॥। 

आचाय॑ सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में अन्य विचार प्रस्तुत किया--- 


उपायो वा तदथेत्वात्‌ ॥३९७॥ 


[वा] 'वा' पद पूर्व॑सूत्र में कहे अर्थ की व्यावृत्ति का ोतक है । तात्पये है-- 
पुरोडाश के दो खण्ड की आहुति देकर शेष को बचाना नहीं चाहिए, उसका भी 
होम कर देना चाहिए। [उपाय:] पुरोडाश के दो खण्ड करना पुरोडाश-द्रव्य का 
संस्कार है; दो खण्ड करके उसे होम के योग्य बनाने का केवल उपाय है, [तदसथे- 
त्वात्‌ | क्योंकि पुरोडाश-द्रव्य होम के लिए ही है। 

आठ कपालों में तैयार किया गया पुरोडाश-हृविद्रव्य एकसाथ होम नहीं 
किया जा सकता । एक आहुति में कितना पुरोडाश-द्रव्य होम करना चाहिए, यही 
दृध्वदान (दो खण्ड करने) का प्रयोजन है। यह एक बार में आहुत किए जाने- 
बाले द्रव्य का संस्कारमात्र समभना चाहिए। वहाँ कोई ऐसा निर्देश नहीं है कि 
सम्पूर्ण पुरोडाश का होम त किया जाय | पुरोडाझ के यागार्थ होने के कारण उसे 
अग्नि में होम त कर, बचा रखना उचित ज्रतीत नहीं होता। सम्पूर्ण पुरोडाश को 


अथ तृसीयाध्याये चतुर्थ: पाद: श्र७ 


एकसाथ होम त किए जा सकने के कारण द्वयवदान पुरोडाश को केवल होम के 
योग्य बनाने का उपाय है। फलत: सम्पूर्ण पुरोडाश का होम करना न्याय्य 
होगा ॥३६&॥ 


आचार्य सूजकार ने सिद्धान्त को पुष्ट करते हुए उक्त पूर्वपक्ष का समाधान 
किया-- 


कृतत्कत्तु कर्ण: सकूत्‌ स्थाद्‌ द्रव्यस्य गुणभूत्तत्वात्‌ ॥४०॥ 

[6] 'तु' पद सूत्र में पूर्वेपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है; तात्पयें है--हघब- 
दान से वचे हुए पुरोडाश का भी होम कर देना चाहिए--यह कथन युक्‍त नहीं है, 
क्योंकि [कर्मणः कृतत्वात्‌ | 'दरबवदानं जुहोति' विधान के अनुसार दो खण्ड पुरो- 
डाश से होम किए जाने पर विहित कर्म के सम्पूर्ण हो जाने के कारण, [सकृत्‌ 
स्थात्‌ ] क्योंकि होम एक बार ही होता है; शेष पुरोडाश से दुबारा होम किए 
जाने का विधान नहीं है, [द्व्यस्थ] पुरोडाश-हविद्रव्य के [गुणभतत्वात्‌] 
प्रधानभूत यागकर्म की अपेक्षा --गौण होने के कारण। द्रव्य याग के लिए होता है, 
याग द्रव्य के लिए नहीं । 

“द्धवदान जुहोति' विधि के अनुसार सीमित पुरोडाश-द्रव्य से होम निष्पन्न 
हो जाने पर यागकर्म पूर्ण हो जाता है, बचे हुए द्रव्य के लिए प्रधानभूत यागकर्म 
की पुन: आवृत्ति नहीं हुआ करती । पुरोडाश्ञ-द्रव्य के अंगुष्ठपर्व-मात्र दो टुकड़ों से 
होम का विघान है। वह सब उस होप में एक बार पूरा कर लिया, जहाँ उसका 
विनियोग है | बचा हुआ पुरोडाद्य होमीय द्रव्य नहीं है। पुरोडाश-द्रव्य वस्तुतः 
यागर के सम्पादन के लिए तैयार किया जाता है। विधि-अनुसार जितने द्रव्य से 
याग सम्पन्न हो जाय, उतना ही होमीय है। समस्त पुरोडाश-द्रव्य को याग के 
साथ जोड़ना नहीं चाहिए; क्योंकि यागकर्म प्रधान है, द्रव्य गोण है, विधान के 
अनुसार अपेक्षित द्रव्य से याग सम्पन्न हो जाता है; तब याग द्रव्य के पीछे-पीछे 
नहीं भागेगा कि बचे द्रव्य का---आवश्यकता न होने पर भी--होम के लिए उप- 
योग किया जाय । याग के लिए द्रव्य ग्रहण किया जाता है, द्रव्य के उपयोग के 
लिए याग नहीं होता । विहित याग से ही यागकर्त्ता पुरुष का प्रयोजन पूरा हो 
जाता है । तब बचे द्रव्य से पुन: याग करना व्यर्थ है | तात्पयं है--सम्पन्न यागकर्म 
की--द्व्योपयोग के लिए---नियमत: आवृत्ति करना अशास्त्रीय है। 

द्रव्य को प्रधान मानकर याग की आवृत्ति कहना सवंथा अयुक्त है, क्योंकि 
याग साध्य है, द्रव्य साघन है। साध्य को सम्पन्त करने के लिए साधन होता है। 
अतः साध्य प्रधान और साधन गौण है | द्रव्य से याग सम्पन्न होता है, यह प्रत्यक्ष 
है;पर याग से द्रव्य का कुछ भला होता हो, यह नहीं जाना जाता । यह कहना भी 
संगत न होगा कि हकि को आग्नेय कहा है--“आग्नेयो हवि:' इसलिए समस्त 


भ््र्८ मीमांसा-दर्शन 


हवि को अग्नि में होम कर देना चाहिए | कारण यह है--'आस्नेयो हवि:' सामान्य 
कथन है; 'दचवदान जुहोति' विशेष वचन है। विशेष से सामान्य बाधित हो 
जाता है। हृवि के सीमित अंश का विधानानुसार अस्निमें होम होने से सम्पूर्ण 
हबि के लिए 'आस्नेय' पद का प्रयोग होने में कोई असामऊजस्थ नहीं है । आग्नेय 
पद का श्रयोग इस अर्थ का विधायक नहीं है कि समस्त हथि का एकबार ही अग्नि 
में होम कर दिया जाय, जबकि उसका अपवाद 'द्चवदानं जुहोति' विधि विद्यमान 
है। फलत: पुरोडाश-ह॒वि का शेष रहना शास्त्रीय है।।४०॥॥ 

इसी अर्थ की पुष्टि में आचार्य सृत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 

शेषदर्शनाच्छ ॥४१४ 


[शेषदशेनात्‌ | शेष का दर्शन होने से [च] भी सम्पूर्ण पुरोडाश-ह॒बि का 
प्रथम बार ही होम नहीं होता । 

पुरोडाश-हवि की प्रधान जाहुति के अनन्तर सुना जाता है--शैषाद्‌ इडाम- 
वद्यति' शैष -- बचे हुए हवि से इडा का अवदान करता है। 'शेषात्‌ स्विष्टक्ृतम- 
वद्यति' शेष से स्विष्टकृत्‌ का अवदान करता है। पुरोडाश की प्रधान आहुति देने 
के अनन्तर बचे हुए पुरोडाश-ह॒वि से इडा और स्विष्टकृत्‌ अवदान का विधान है। 
इससे स्पष्ट होता है, प्रथम प्रधान आहुति में सम्पूर्ण पुरोडाश का होग नहीं किया 
जाता। 

बचे हुए पुरोडाश से स्विष्टकृत्‌ आहुति दी जाती है; तथा प्रथम आहुति के 
समान इडा-पात्र में पुरोडाश को संस्कृत कर ऋत्विक्‌ू-यजमान उसका भक्षण करते 
हैं। दर्श-पौर्ण मास इष्टियों में यह व्यवस्था है ॥।४१॥ (इति आस्नेयाष्टाकपाल- 
पुरोडाशस्य द्धवदानमात्रस्य होतव्यताइघिकरणम्‌--१४) । 

(सर्वेशेषै: स्विष्टक्ृदाब्यनुष्ठानाधिकरणम्‌--१५) 

दक्षे-पूर्णमास में बचे हुए हवि से किए जानेवाले इड्ासम्बन्धी, प्राशित्रसम्बन्धी 
तथा स्विष्टक्ृत्सम्बन्धी आदि कार्य बताए हैं। इनमें सन्देह है--क्या प्रत्येक हवि 
से शेष कार्य करने चाहिएँ ? अथवा किसी एक ह॒वि से कर लिये जाएँ ? कोई 
विशेष कथन न होने के कारण किसी एक ह॒विसे क्षेष कार्य कर लेना पर्याप्त 
होगा । 


आचार्य सूजकार ने इसी अथे को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया-- 


अप्रयोजकत्वादेकस्मात्‌ क्रियेर>च्छेशस्य 
गुणभूतत्वात्‌ ॥४२॥ 


[अप्रयोजकत्वात्‌| हृवियों की सिद्धि में शेष कार्यों के प्रयोजक त होने से 


अथ तुतीयाष्याये चतुर्थ: पादः ४२६ 


[एकस्मात्‌ ] किसी एक हवि से क्षेष कार्य [ कियेरन्‌ ] कर लिये जाएँ, [शेषस्थ ] 
शेष >> बचे हुए हवि के [गुणभूतत्वात्‌ ] गौण होने के कारण । 

प्रधान होम के सम्पादन के लिए हृवि को तैयार किया जाता है। प्रधान होम 
के सम्पन्न हो जाने पर बचा हुआ हवि गौण है । इडा-सम्बन्धी आदि कार्यों के 
सम्पादन के लिए हवि तैयार नहीं किया जाता। यदि ऐसा होता, तो प्रत्येक हवि 
से शेषकार्य किया जाना आवश्यक था | पर हबि तो प्रधात कर्म के सम्पादन के 
लिए तैयार किया जाता है। उससे जो हथि बच गया, वह गौण है, होमीय नहीं 
है। तब किसी भी एक ह॒वि से शेषकार्य किये जा सकते हैं। सबसे किया जाना 
अनावश्यक है ॥४२॥। 

इसी अर्थ की पुष्ठि में सूत्रकार ते अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


संस्क्ृतत्वाच्च ॥४३॥ 


[संस्क्ृतत्वात्‌ ] किसी भी एक हृवि से दोष कार्य किये जाने पर प्रधान कर्म 
के संस्कृत हो जाने से [च] भी सम्पूर्ण हवियों से शेष कार्य करना आवहयक 
नहीं । 

ह॒वि-द्रव्य प्रधान कम के सम्पादन के लिए तैयार किया गया। ह॒वि के कुछ 
भाग से प्रधान कर्म सम्पन्न हो गया। बचे हुए हवि का क्या किया जाय ? क्या 
उसे फेंक दिया जाय ? यदि ऐसा किया जाता है, तो वह प्रधान कर्मसम्बन्धी 
दोष है । ह॒वि प्रधान कर्म के लिए तैयार किया गया, और अब यह फेंका जा रहा 
है; यह अच्छा प्रधान कर्म हुआ, जिसमें इतने हृविद्रव्य की हानि हुई ! यह प्रधान 
होम-सम्बन्धी दोष व उसपर एक कलजऊ्कू है। वह हविद्रव्य होम में प्रयोग न 
आने से होमीय नहीं रहा। तब आचार्यों ने स्विष्टकृत्‌ अवदान आदि के रूप में 
उसका उपयोग बताया । इसे शेष हविद्रव्य का संस्कार कहा जाता है| शेष हवि- 
द्रव्य का--स्विष्टकृत्‌ अवदान आदि के रूप में--उचित उपयोग ही उसका 
संस्कार है। इससे प्रधान कर्म भी संस्कृत होता है। उसपर अब यह दोष या 
आरोप नहीं लगाया जा सकता कि कैसा यह प्रधान कम है ? इसके लिए यह 
ह॒विद्वव्य तैयार किया गया था, और अब यह्‌ फेंका जा रहा है | यही प्रधान कर्म 
का संस्कृत होता है। वह शेष हवि का उचित उपयोग हो जाने पर किसी भी दोष, 
कलझ्ू व आरोप से रहित हो जाता है । यह स्थिति किसी भी एक हवि के 
उपयोग से पूरी हो जाती है; तब सम्पूर्ण हवियों से शेष कार्य करना आवश्यक 
नहीं रहता ॥४३॥ 

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-- 


भ३० मीमांसा-दर्शन 


सर्वेष्यो वा कारणाविशेषात्‌, संस्कारस्य तदर्थत्वात्‌ ॥४४॥ 


[वा] 'वा' पद पृव॑पक्ष की ब्यावृत्ति का द्योतक है। तात्पमं है, स्विष्टक्ृत्‌ 
आदि झ्षेष काये एक ही हवि से करने चाहिए, सबसे नहीं,-यह कथन अयुक्त है । 
[सर्वेभ्य:] सब हृवियों से शेष कार्य करने चाहिएँ; | कारणाविज्लेषात्‌ | एक हवि 
से करते में कारणबिश्लेष के न होने से । तात्ययं है - शेष हि का उचित उपयोग- 
रूप कारण सब ह॒वियों के लिए समान है, [संस्कारस्य ] स्विष्टकृत्‌ आदि जवदान 
द्वारा उत्पन्न संस्कार के [तदर्थत्वात्‌] उन सब शेष हवियों के लिए होने के 
कारण। 

स्विष्टकृत्‌ आदि शेष कार्य सब हवियों से करने चाहिएँ, किसी एक हवि से 
नहीं। एक हृवि से शेष कार्य करने में जो कारण हैं, वही कारण सब हवियों से 
शेष कार्य करने में हैं। कारण है --प्रधात कर्म के अनुष्ठान से बचे हुए अष्टाकपाल 
पुरोडाश का उचित उपयोग । गत सूत्र की व्याख्या में इसे स्पष्ट किया है। बचे 
बुरोडाश को फेंका तहीं जा सकता। आचार्यों ने उसका उचित उपयोग बताया 
है--स्विष्टकृत्‌ आदि अवदान के रूप में हवि का संस्कार । शास्त्र में इसका नाम 
्रतिपत्ति संस्कार है । जो ह॒विद्रव्य किसी कर्म के सम्पादन के लिए तैयार 
किया जाय, उसके श्षेष अंश का अन्यनत्न प्रयोग करना 'प्रतिपत्ति संस्कार' है 
[देखें-मी ०सू ०» ४२।१६, अधि० ७]। प्रस्तुत प्रसंग में दश-पौणेमास कम के लिए 
तैयार किये गये पुरोडाश-ह॒विद्रव्य के शेष अंश का स्विष्टकृत्‌ आदि अवदान के 
रूप में उपयोग । स्विष्टक्ृत्‌ आहुति के द्वारा उसे अग्ति में छोड़ दिया जाता है। 
सम्भवत: कुछ भाग 'इडा अवदान' के रूप में यजमान-ऋत्विजों द्वारा भक्षण कर 
लिया जाता है। यज्ञशेष का भक्षण शास्त्रीय है ॥४४॥ 

सब ह॒वियों से शेष कार्य करने चाहिएँ, इस अर्थे की पुष्टि के लिए सूत्रकार 
ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया--- 


लिड्दर्शनाच्च ॥४५॥ 


[लिज्जदर्शनात्‌ ] लिजू - प्रयोजक हेतु के देखे जाने से [च] भी सब हृवियों ' 
से शेष कार्य किये जाने चाहिएँ । 

भाष्यकार शबर स्वामी ने यहाँ एक गाथा प्रस्तुत की है--देवा व स्विष्ट- 
कृतमब्रुवन्‌---हव्यं नो वह, इति' देवों ने स्विष्टकृत्‌ अग्नि को कहा--हमारी 
हवियों का वहन कराओ।, अर्थात्‌ हवियों को हमें प्राप्त कराओ। 'सोध्ब्रवीत्‌-- 
वरं॑ वृण्ण भागों मेडस्त्विति' वह बोला--बर माँगता हूँ, मेरा भी भाग उसमें हो । 
'तेडब्रुवन्‌ू--वुणीष्वेति' देवों ने कहा--बर माँगो । 'सोध्ख्रवीत्‌--उत्तरा धर्मदेव 
मह्यं सकृत्‌ सकृदवच्यादिति' तब स्विष्टकृत्‌ अग्ति ने कहा-मेरे लिए हवि के 


अंथ तृतीयाध्याये चतुर्थ: पाद: ५३१ 


उत्तराघं भाग से एक-एक बार अवदान दिया जाय । इस वाक्य में 'सक्ृत्‌” पद 
वीप्सा है; दो बार पढ़ा गया है। इसका तात्पयं है, एक हि से एक बार अवदान, 
अन्य हवि से अन्य अवदान । यदि स्विष्टक्रत्‌ आदि क्षेष कार्यों में एक ही हवि का 
अवदान होता, तो वाक्य में 'सकृत्‌” पद का दो बार प्रयोग नहीं होना चाहिए 
था। सकृत्‌ पद का वीप्सा प्रयोग इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि स्विष्टकृत्‌ 
आदि शेष कार्यों में सब ह॒वियों का प्रयोग होता है । किसी एक ही हवि से गेष 
कार्य सम्पन्न नहीं होते ॥४५॥ (इति सर्वशेषे: स्विष्टकृदाद्यनुष्ठानाउंधि- 
करणम्‌--१५) । 


(प्राथमिकशेषात्‌ स्विष्टक्ृदाइनुष्ठानाइधिक रणम्‌ू--१६) 


गत अधिकरण में निडच्य किया है कि झोष कार्य सब हवियों से किये जाने 
चाहिएँ। वहाँ पूर्वपक्षरूप में कहा गया--शेष कार्य किसी एक हवि से किये 
जाएँ ? अथवा सब ह॒वियों से ? इस विकल्प में किसी भी एक ह॒वि से शेष कार्य 
किये जाने की बात कही गई | यह पृर्व॑पक्ष है। यह अर्थ अभी अपरीक्षित है, 
इसकी प्रमाणपूर्वक परीक्षा नहीं की. गई । ऐसे अपरीक्षित--असिद्ध अर्थ को 
परीक्षित--सिद्ध अर्थ के समान मानकर उसके विषय में जो विज्वेष विचार किया 
जाय, गौतमीय न्यायशास्त्र में उसको 'अभ्युपगम सिद्धान्त' कहा है। प्रस्तुत शास्त्र 
में उसी का नाम “कृत्वा चिन्ता' है । 

ज्षेष कार्य सब हवियों से किये जाएँ ? अथवा किसी एक हवि से ? यहाँ एक 
ह॒वि में शेष कार्य किय्रे जाने के असिद्ध अर्थे को सिद्धवत्‌ मानकर उसके विषय में 
यह विशेष विचार प्रस्तुत है कि शेष कार्य किसी भी एक ह॒वि से कर लिये जायें ? 
अथवा किसी एक निर्धारित हवि से ? वह भी प्रथम हवि से ?' अथवा अन्य किसी 
निर्षारित हवि से ? 

इस विचार को सम्मुख रख सूत्रकार ने पूर्वेपक्ष प्रस्तुत किया--+ 


एकस्म्राच्चेद्‌ याथाकाम्यविशेषात्‌ ॥४६॥ 


[एकस्मात्‌-चेत्‌ ] एक ह॒वि से यदि शेष कार्य किये जायें, तो [याथाकामी ] 
जिस ह॒वि से शेष कार्य करने की अपनी इच्छा हो; उससे करे, [अविज्येषात्‌ ] 
किसी विशेष वचन के न होने से । तात्पर्य है, इस विषय में कोई ऐसा श्ञास्त्रीय 
बचन नहीं है, जिससे यह जाना जाय कि अमुक ह॒वि से ब्ेष कार्य करे, अमुक से 
न करे। इसलिए अपनी इच्छानुसार यजमान जिस किसी ह॒वि का निर्धारण कर 
ले, उसीसे शेष कार्य सम्पादन करे। 

दर्श-पो्ण मास में आग्नेय आदि तीन हवि-पुरोडाज् कहे हैं। यजमान इन तीन 
में से अपनी इच्छानुसार जिस किसी एक का निर्घारण कर ले, उसी से शेंष कार्य 


भर मीमांसा-दर्शन 


सम्पादन करे ॥४६॥ 

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-- 

मुख्याद्वा पू्वंकालत्वात्‌ ॥४७॥ 

[वा] 'वा' पद पूर्वेपक्ष की व्यावृत्ति का चोतक है। तात्पये है, इच्छानुसार 
जिस किसी पुरोडाश-ह॒वि से शेष कार्य करे, यह कथन युक्त नहीं है। [मुख्यात्‌ | 
मुख्य--अर्थात्‌ प्रथम पुरोडाश-हबि से शेष कार्य करे [पुर्वकालत्वात्‌ ] अन्य 
हृवियों के पूर्वकाल में होने से । 

किसी कार्य का आरम्भ उसका मुख कहा जाता है। आरम्भ अर्थात्‌ सर्वे- 
प्रथम जो उपस्थित है, वह मुख्य है। दश्े-पूर्ण मास दोनों यागों में सर्वप्रथम आग्नेय 
पुरोडाश-हवि का विधान है। तब प्रथम उपस्थित होने के कारण प्रधान आाहुति के 
अनन्तर बचे हुए उसी पुरोडाश-ह॒वि से स्विष्टकृत्‌ आदि शेष कार्य करे। जब 
प्रथम हवि से शेष कार्य हो गया, अन्य हवि तब तक उपस्थित नहीं हैं; तब एक 
से कार्ये सम्पन्न हो जाने पर अन्य ह॒वियाँ उस कार्य के लिए बाधित हो जाती हैं। 
प्रथम उपस्थित आग्नेय हृवि अबाधित है, क्‍योंकि उससे पहले अन्य कोई विधि 
उपस्थित नहीं होता, जो उसकी बाधा करे, इसलिए शेष कार्य स्विष्टकृत्‌ आदि 
अबदान आग्नेय पुरोडाश-हवि से किया जाना चाहिए ॥४७॥ (इति प्राथमिक- 
शेषात्‌ स्विष्टक्रदाद्यनुष्ठानाईघिकरणम्‌-- १६) । 


(पुरोडाशादिभागस्य भक्षार्थताइधिक रणम्‌--१७) 


दर्श-पुर्ण मास प्रसंग में ये वाक्य पठित हैं---/इदं ब्रह्मण:' यह भाग ब्रह्मा का 
है। 'इदं होतु:' यह होता का है। “इदमध्वर्यों:' यह अध्वर्यू का है। 'इदमाग्तीघ:/ 
यह अग्नीत्‌ का है। यहाँ सन्देह है, क्या यह ऋत्विजों के माग का विभाजन उनका 
पारिश्रमिक है ? अर्थात्‌ याग का कार्य करने की भृति है ? अथवा भक्षण के लिए 
है ? तात्पयं है, पुरोडाश के इन भागों की गणना ऋत्विजों की भृति में नहीं 
होगी । इन दोनों विकल्पों में क्या मान्य है ? 

इसके निर्णय के लिए आचाय॑ सूत्रकार ने पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया--- 


./ भक्षाश्रवणाद्वानशब्दः परिक्ये ॥४८॥ 


[भक्षाश्रवणात्‌ ] ब्रह्मा आदि के लिए विभक्त पुरोडाश-भागों के विषय में 
भक्षणबोधघक कोई वाक्य न सुने जाने के कारण [दानशब्द:] ऋत्विजों को बे 
विभक्त भाग दिये जाने की बात [परिक्रये | ऋत्विजों के परिक्रय के सम्बन्ध में 
ज़ाननी चाहिए। 

यागकायं-सम्पादन के लिए दक्षिणा आदि देकर ऋत्विजों को खरीद लिया 


अथ तृ तीयाध्याये चतुर्थ: पाद: भ३३ 


जाता है। इसी का नाम 'परिक्रय' है। 'इदं ब्रह्मण: आदि वाकक्‍्यों से विहित 
पुरोडाश के विभकत भाग बहा आदि ऋत्विजों की दक्षिणा के अन्तर्गत समभने 
चाहिएँ, क्योंकि प्रसंग में याग-काल के अवसर पर ब्रह्मा आदि द्वारा इनके भक्षण 
का बोधक कोई वाक्य सुना नहीं जा रहा, जबकि अन्यत्र सुता जाता है। भाष्य- 
कार शबर स्वामी ने मीमांसा सूत्र [६।४।४ | के माष्य में एक वाक्य उद्धृत किया 
है--'यजमानपण्चमा इडां प्राइनन्ति' चार ऋत्विज और पाँचवाँ यजमान इडा 
पाजस्थित पुरोडाश का प्रक्षण करते हैं। यहाँ “प्राइनन्ति' भक्षण-विधायक क्रिया 
स्पष्ट निदिष्ट है। ऐसा कोई निर्देश 'इदं ब्रह्मण:' आदि के प्रसंग में नहीं है। 
इसलिए पुरोडाश के विभक्त भागों को याग के अवसर पर मक्षण के लिए न मान- 
कर ब्रह्मा आदि ऋत्विजों के परिक्रय--अर्थात्‌ दक्षिणा के रूप में दिया जाना 
समभना चाहिए ॥४८॥ 
इसी अर्थ की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


तत्संस्तवाच्च ॥४६॥ 


[व्रत्संस्तवात्‌ | उन चार भागों में विभवत पुरोडादय की दक्षिणा के रूप 
संस्तुति करने से [च ] भी यह चतुर्घा विभकत पुरोडाश परिक्रय-सम्बच्धी समकना 
चाहिए। 

भाष्यका र शबर स्वामी ने इस प्रसंग में एक वाक्य उद्ध त किया है--एषा 
वे दक्श-पुर्णमासयोद॑ क्षिणा' यह चतुर्धा विभकत पुरोडाश दर्श-पूर्णमास की दक्षिणा 
है । इस संस्तुति से स्पष्ट है, यह्‌ विभकत पुरोडाश परिक्रयसम्बन्धी है ॥४६॥ 

पूर्वपक्ष का आचाये सूत्रकार ने समाधान किया-- 


भक्षार्थों वा द्रव्ये समत्वात्‌ ॥४५०॥ 


[वा] 'वा' पद पु्वंपक्ष की व्यावृत्ति का द्योतक है; तात्पय॑ है, 'इदं ब्रह्मणः' 
आदि वाक्‍्यों के आधार पर किया गया प्रुरोडाश-विभाग ऋत्विजों के परिक्रय- 
सम्बन्धी नहीं है । तब क्या है ? [भक्षार्थ:| याग-काल में भक्षण के लिए है, 
[द्रव्ये | हविरूप द्रब्य के उपयोग के विषय में [समत्वात्‌ | यजमान और ऋत्विजों 
के परस्पर तुल्य होने से । 

हवद्रव्य देवता को उद्देश्य करके तैयार किया जाता है। तैयार करनेवाला 
यजमान अग्नि आदि देवताओं के लिए उसका संकल्प कर देता है। वह उसका 
स्वामी नहीं रहता । कोई व्यक्ति दक्षिणा आदि दान उसी वस्तु का कर सकता है, 
जिसका वह स्वामी हो। हृविद्रव्य का स्वामी अब यजमान नहीं है; तब यह 
दक्षिणा आदि के रूप में उसको कैसे दे सकता है ? इस दृष्टि से ह॒विद्रव्य के 
विषय में यजमान और ऋत्विजू बराबर हैं। विचारना चाहिए, शेष हविद्वव्य का 


भरे४ मीमांसा-दर्शन 


क्या उपयोग है? शास्त्रीय मान्यता है, श्रुत अर्थ के परित्याग में जितना दोष 
होता है, उतना ही दोष भ्रश्ृत की परिकल्पना में होता है। भ्रक्षणविषयक वाक्य 
श्रुत न होने से भक्षण की कल्पना भी दोषपूर्ण होगी । पवित्र हथि को फेंका भी 
नहीं जा सकता । वास्तविकता यह है---/इदं ब्रह्म ण:' आदि वाक्यों से ब्रह्मा आदि 
ऋत्विजों के साथ हृवि का सम्बन्ध विधान किया है। देखना चाहिए, इन दोनों 
के परस्पर सम्बन्ध में कौन किसका कितना उपकार करता है ? अपने-अपने रूष 
में दोनों एक-दूसरे के उपकारक हैं। वह्‌ उपकार ब्रह्मा आदि ऋत्विजों के द्वारा 
हवि के भक्षण किये जाने पर सम्भव है। इसमें हवि का उपकार है--उसका 
सदुपयोग हो जाना । ऋत्विजों का उपकार है--याग की पूर्णता--सम्पन्तता से 
हर्षोद्रेक की भावना । यह भावना व्यवित में साहस व सामथ्ये को जागृत करती 
है। भक्षण का पद द्वारा श्रवण न होने पर भी हवि का यह दृष्ट प्रयोजन हवि के 
अक्षण को उद्भावित करता है। अनेक बार शब्द से कोई तथ्य न कहे जाने पर भी 
तात्पर्य से स्पष्ट हो जाता है। प्रसंग में ऐसा ही है । फलत: प्रधान आहुति से बचे 
पुरोडाश-हवि का परिक्रम में उपयोग न मानकर भक्षण में जानना चाहिए ॥५०॥ 
दक्षिणारूप में हवि के संस्तव का सूत्रकार ने समाधान किया--- 


व्यादेशाद्‌ दानसंस्तुतिः ॥५१॥ 


[व्यादेशात्‌ | व्यादेश --व्यपदेश--प्रयोजन की समानता से [दानसंस्तुति: ] 
अक्षणार्थ दिये गये हृवि-भागों की दक्षिणा के रूप में स्तुति की गई है। वस्तुत: वह 
भाग दक्षिणा में नहीं गिना जाता । 

जैसे दक्षिणा-प्राप्ति की भावना से प्रोत्साहित होकर ब्रह्मा आदि ऋत्विज्‌ 
कर्म करने में सहर्ष प्रवृत्त होते हैं, ऐसे ही यागकाल में पुरोडाश-ह॒वि के भाग का 
भक्षण करने से -- कर्मानुष्ठान-जनित--श्रान्ति व क्षुघा की निवृत्ति हो जाने पर 
बह्मा आदि ऋत्विक्‌ शेष कार्य को सम्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित हो जाते हैं। 
दक्षिणा व हवि-भागों के प्रयोजन इस समानता के आधार पर भक्षणार्थ हवि-प्रदान 
को दक्षिणा पद से कह दिया गया है। यह केवल औपचारिक कथन है। फलतः 
“इदं ब्रह्म ण:' आदि वाक्यविहित हृवि-भागों को दक्षिणारूप मानना अश्यास्त्रीय है। 


इति जैमिनीय मोमांसससूत्राणां विद्योदयभाष्ये 
तुतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पादः । 


अथ तृतीयाध्याये पठचम: पाद: 


दर्श-पूर्णमास याग-सम्बन्धी कतिपय सन्दिग्ध स्थलों का विवेचनपूरवेक निर्णय 
गत पाद में प्रस्तुत किया गया। अन्य सन्दिग्ध स्थलों के निर्णय के लिए पञुचम 
पाद का प्रारम्भ है । दर्श-पूर्णमास प्रसंग में कहा है--(उत्तरार्थात्‌ स्विष्टक्ृते सम- 
वद्यति' पुरोडाश् के उत्तर-अधंभाग से स्विष्टकृत्‌ अग्नि के लिए अवदान करता 
है, अर्थात्‌ स्विष्टकृत्‌ आहुति के लिए पुरोडाश का ग्रहण करता है। तथा अन्य 
वाक्य है--इडामुपह्नयति' इडा का उपह्लान करता है। इडापात्र पाइ्व॑भागों से 
मध्य में संकुचित (भिचा हुआ) होता है; उसमें दो भाग-से दिखाई देते हैं। पात्र 
को पकड़ने की ओर से पहला भाग 'पूव॑ं/ और दूसरा 'पश्चिम” कहा जाता है। 
उसका प्रथम उपस्तरण (आज्यस्थाली से घृत लेकर उसे चूपड़ना) होता है। 
अनन्तर आग्नेय पुरोडाश के दक्षिणभाग से मन्त्रोच्चारणपुर्वक टुकड़ा काटकर, 
इडापात्र के पूर्वभाग में, तथा पुरोडाश के उत्तरभाग से अमन्त्रक टुकड़ा लेकर 
दोनों को इडापात्र के पूर्वभाग में रक्‍्खा जाता है। तत्वश्चात्‌ अग्नीपोमीय पुरोडाश 
के--दक्षिण और पूर्वभाग से पहले के समान (>>समन्त्रक, अमन्त्रक) टुकड़े 
लेकर उन्हें इडापात्र के पश्चिमभाग में रक्‍्खा जाता है । अनन्तर आज्यस्थाली से 
घृत लेकर इडापात्र के दोनों भागों पर डाला जाता है। इसका नाम 'अभिघारण' 
है। यहाँ तक की क्रिया का 'इडावदान' नाम है। तात्पय है--इस अवसर पर 
इडापात्र से जो कार्य सम्पाद्य है, उसके लिए उसे तैयार कर लिया गया है। अब 
अध्वर्यू इडापात्र को उठाकर अपने मुख व नासिका के बराबर सामने की ओर 
धारण करता हुआ मन्त्र जषता है। इस क्रिया का नाम “इडोपद्वान' है। यह भी 
स्विष्टकृत्‌ अवदान के समान दर्श॑-पूर्ण मास-सम्बन्धी शेप कार्य है। 

पूर्णमास के आग्नेय और अग्नीपोमीय प्रधान कर्मो के समान तीसरा प्रधान 
कर्म उपांशुयाज है। उसका होमद्रव्य आज्य-घृत है, जबकि आग्नेय और 
अग्तीषोमीय कर्मों का होमद्रव्य पुरोडाश होता है। इस प्रसंग में यह सन्देह है कि 
“क्या आग्नेय और अग्नीषोमीय पुरोडाश के समास, उपांशुयाज के द्रव्य घृत से 
भी स्विष्टकृत्‌ और इडा का अवदान करना चाहिए ? अथवा नहीं करना चाहिए? 


५३६ मीमांसा-दर्शन 


इसी विषय का निर्धारण करने के लिए प्रस्तुत अधिकरण प्रारम्भ किया गया है। 
सिद्धान्त की दृढ़ता के लिए ऊद्दाषोहपू्वंक विवेचन की भावना से आचार्य 
सूत्रकार ने पूर्वेपक्ष प्रस्तुत किया-- 


आज्याच्च सर्वंसंयोगात्‌ ॥१॥ 


[आज्यात्‌ ] उपांझुयाज के आज्य--घृत से [च] भी स्विष्टकृत्‌ अवदान 
आदि शेष कार्य करने चाहिएँ, [सर्वसंयोगात्‌ ] स्विष्टकृत्‌ अवदान आदि शक्षेष 
कार्यों का संब हवियों के साथ संयोग होने से । 

स्विष्टक्ृत्‌ आदि के लिए उपांशुयाज के हृविद्वव्य घृत से भी अवदान करना 
चाहिए, क्योंकि 'स्विष्टकृतमवद्यति' आदि वचन सामान्य प्रकरण में पठित हैं। 
सभी हवियों का उनका सम्बन्ध है। ऐसा वाक्य भी है---सर्वेभ्यों हविभ्यें: सम- 
बद्यति' सब हवियों से अवबदान करता है । इसलिए उपांशुयाज के आज्य हवि से 
भी स्विष्टक्ृत्‌ अवदान, इडोपद्वान आदि शेष कार्य किए जाने चाहिएँ ॥ १॥ 

इसी अर्थ की प्रुष्ठि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया--- 


कारणाछुच ॥२॥ 


[कारणात्‌ | कारण के--उभयत्र--तुल्य होने से [घ] भी उपांशुयाज के 
ह॒वि आज्य द्वारा भी शेष कार्य सम्पन्त किए जाने चाहिएँ। 

जो कारण--पुरोडाश से अवदान आदि शेष कार्य के सम्पादनार्थ दिए जाते 
हैं, वे ही कारण उपांशुयाज हबि आज्य से शेष कार्य किए जाने मे लागू होते हैं । 
दोनों जगह कारणों की समानता से दोनों (--पुरोडाश और आज्य) हवियों से 
शेष कार्य किया जाता युक्त है। 

वह कारण आचार्यों ने अ्वादरूप एक गाथा के आधार पर बताया है । गत 
[श॥४५] सूत्र की व्यास्या में गाथा का निर्देश है। वहाँ स्विष्टक्ृत्‌ अग्नि के 
विभिन्‍न हवियों के अवदान में जो कारण पुरोडाश हवि के लिए है वही कारण 
आज्य हवि के लिए भी है । अतः उभयत्र कारण आज्य की समातता से पुरोडाश 
और आज्य दोनों हवियों द्वारा शेष कार्य करना युक्त है ॥२॥ 

उक्त अ्थे की पुष्ट्यार्थ आचार्य सूत्रकार ने अन्य सहायक हेतु प्रस्तुत किया-- 


एकस्मिन्‌ समवत्तशब्दात्‌ ॥ ३॥ 


[एकस्गिन्‌] एक हवि के कथन में [समवत्तदब्दात्‌ | 'समवत्त' शब्द का 
प्रयोग होने से व्यतिरेक द्वारा जाना जाता है कि यहाँ अन्य हवि रो भी अवदान 
होता है । 


अध तृतीमाध्याये पव्चमः पादः भर७ 


'मवद्यति' क्रियापद में 'सम्‌! उपसर्ग समबेत अर्थ में है---सम्मिलित होकर 
अवदान करना । किसी एक हवि से अवदान के कथन में यदि 'समवद्यति” प्रयोग 
किया गया है, तो व्यतिरेक द्वारा समभना चाहिए कि यहाँ अन्य हवि से मी अव- 
दान किए जाने का तात्पयं है। यदि ऐसा न होता, और उस कथित एकमात्र हवि 
से ही अवदान करना अभिप्रेत होता, तो वहाँ 'समवच्यति' का प्रयोग न होकर 
केवल “अवद्यति' क्रियापद प्रयुक्त किया जाता । 

आचार्यों ने इस स्थिति को स्पष्ठ करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। 

सोमयाग के दूसरे दिन उपांशुयाज-कर्म के अज्भुभूत प्रायणीय इष्टि का 
अनुष्ठान किया जाता है। इसमें अदिति देवता के चरु के माथ चार आज्ययाग 
और हैं--'आज्येन देवताइचतजत्नो यजति--पथ्यां स्वस्तिं, अग्निं, सोमं, सविता- 
रज्च' [कात्या०्श्रौ० ७५१३; आप» श्रौत सूत्र १०२१॥११] में इन देवताओं 
की दिल्ञा का नियमन करते हुए बताया है--एकस्माच्च हविषोष्वचति। 
मिश्रस्य चान्येन हृविषा समवद्यति' एक ही हथि से अवदान करना हो, तो 
“अवद्यति' प्रयोग होता है; समवेत ह॒वियों से अवदान क«) पर 'समवच्यति' प्रयोग 
होगा। 'समवेत' का यह तात्पर्य नहीं कि हवियों को परस्पर मिलाकर अवदान 
किया जाय, प्रत्युत यह तात्पर्य है कि अनेक हवियों से अवदान किया जाय ; हवियों 
का समवाय न होकर अवदानों का समवाय है। 

दर्श-पुर्णमास प्रसंग में 'अग्नये स्विष्टकृते समवद्यति/ वचन है--स्विष्टकृत्‌ 
अग्नि के लिए सम्मिलित अवदान करे। दर्श-पूर्णणास का अन्यतम प्रधानकर्म 
उपांशुयाज है। उसी का विक्रृत्तिजअज्भ श्रायणीय इष्टि है। 'प्रकृतिवद्‌ विक्ृति: 
कत्तंव्या' इस अतिदेश के अनुसार प्रायणीय इष्टि में उपांशुयाज के ह॒विद्रव्य आज्य 
से अवदान की प्राप्ति मानने पर ही चरु-सम्बन्धी स्विष्टकृत्‌ के अवदान के लिए 
“समवद्यति' क्रियापद का प्रयोग उपपन्न हो सकता है। यदि एक चरु से ही स्विष्ट- 
कृत्‌ अग्नि के लिए अवदान हो, तो 'अवद्यति' प्रयोग होना चाहिए । पर ऐसा नहीं 
है; इसलिए उपांशुयाज के आज्य ह॒वि से स्विष्टक्ृुत्‌ के लिए जवदान मानना युक्त 
है ॥३॥ 

इसी अर्थ को पुष्टि के लिए आचार्य सूत्रकार ते अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


आज्ये च दर्शनात्‌ स्विष्टकृदर्थवादस्यथ ॥४॥ 


[आज्ये | प्रुवा में रक्खे गए आज्य में [स्विष्टकृदर्थवादस्य ] स्विष्टक्ृदू- 
विषयक अर्थवाद के [दर्शनात्‌ | देखे जाने से [च] भी जाना जाता है कि आज्य 
से अवदान होता है । 

झआुवा नामक एक कटोरानुमा यज्ञियपात्र है, जिसमें लम्बी डण्डी जुड़ी रहती 
है। डण्डी के लगभग मध्यभाग में उतनी ऊँचाई की एक टेक लगी रहती है जितती 


भ्र्३८ मीमांसा-दर्शन 


कटोरे की ऊँचाई है। ध्ुवा को भूमि पर रखने से उसका सन्तुलन स्थिर रहे, 
बिगड़ने न पाए, इसी के लिए उण्डी में टेक लगाई जाती है। लुवा (विशेष नाप 
के छोटे चम्मच) से 'चतुर्भुवायाम्‌' [तै ० ब्रा०, ३३५॥३ ] वचन के अनुसार चार 
खुबा परिमित घृत आज्यस्थाली से लेकर घ्ुवा में रक्खा जाता है। आहुति के 
लिए जितना आज्य घुवा से जुह में लिया जाता है, उतना ही आज्यस्थाली से 
लेकर श्रुवा में डाल दिया जाता है। इसी का नाम 'झ्रुवा का प्रत्यभिघारण! है । 
इस प्रकार प्ुवा पात्र में चार खूब आज्य बराबर बना रहता है । सम्मवत:ः इसी 
कारण पात्र का “ध्रुवा' नाम है--परिमित आज्य का प्रुव--स्थिर बना रहना। 
इस प्रसंग का अथंवाद है--- 

'अवदाय अवदाय श्ल॒वां प्रत्यभिघारयति । स्विष्टकृतेडबदाय न श्षवां प्रत्यभि- 
घारयति। न हि ततः परमाहुति यक्ष्यन्‌ भवति' श्रुवा से आज्य का अवदात करके 
श्ुवा में प्रत्यभिधारण करता है; अर्थात्‌ उतना ही आज्य, आज्यस्थाली से लेकर 
उसमें डाल देता है। स्विष्टकृत्‌ के लिए अवदान करके ब्लुवा में प्रत्यभिधारण 
नहीं करता, क्योंकि स्विष्टकृत्‌ आहुति के अनन्तर अन्य कोई आहुति देने के लिए 
नहीं होती । यह अर्थवाद प्रृवा में प्रत्यभिघारण के प्रयोजन को बताता है। वह 
प्रयोजन है--आगे आहुति का देना । स्विष्टकृत्‌ याग के अनन्तर कोई आहुति नहीं. 
होती। इससे स्पष्ट है, ध्रुवा में जो आज्य रहता है, उसी से स्विष्टकृत्‌ आहति दी 
जाती है। यही स्विष्टक्ृत्‌ अग्नि का अवदान है | व्योंकिअबअन्य कोई आहुति देय 
नहीं है, इसीलिए आज्यस्थाली से अन्य आज्य लेकर श्रुवा में डालना (55 प्रत्य- 
मिघारण ) अतावश्मक है। इस स्विष्टक़ृदू-विषयक अधंवाद से सिद्ध हो जाता है 
कि स्विष्टकृतू-अवदान आज्य से भी होता है ॥४॥ 

इस लम्बे पूर्व पक्ष का आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया-- 


अशेषत्वात्तु नेव॑ स्थात्‌ सर्वादानादशेषता ॥५॥ 


[तु] 'तु' पद पूर्वेपक्ष की व्यावृत्ति का द्योतक है तात्पर्य है--उपांशुयाज के 
हृविद्वव्य आज्य से स्विष्टक्ृत्‌ अवदान होता है, यह कथन युक्त नहीं, [ अशेषत्वात्‌ ] 
शुवा में उपांशुयाज के आज्य का शेष न रहने के कारण । [एवम्‌] इस प्रकार 
स्विष्टकृत्‌ और इडा के लिए आज्य से अवदान [न स्यात्‌ ] नहीं होता। क्योंकि 
[पर्वादानात्‌ | झ्ुवा में जो आज्य रहता है, वह सभी यागों के लिए ग्रहण किया 
जाता है, इस कारण [अश्लेषता] भ्रुवा में उपांशुयाज के आज्य का बचा रहना 
सम्भव नहीं । भ्रृवा में उपांशुयाज-आज्य के शेष का अभाव रहता है। 

तैत्तिरीय ब्राह्मण [३॥३।४॥४] में बताया है--सर्वस्मे वा एतद्‌ यज्ञाय 
गृह्मयते यद्‌ श्ुवायामाज्यम्‌ ध्रुव! में जो आज्य गृहीत किया जाता है, वह सभी 
यागों के लिए होता है। इस कारण श्र॒वा में जो आज्य बचा है, वह उपांणयाज का 


अथ तृतीयाध्याये पठ्चम: पादः ५३९ 


शेष है, यह कहना निराधार है। अतः यह कथन अयुक्त है कि उपांशुयाज के हवि- 
द्रव्य आज्य से स्विष्टकृत्‌ अवदान आदि होता है ॥५॥। 

बीच में शिष्ण ने जिज्ञासा की-भ्ुवा में यदि सब यागों के लिए गृहीत आज्य 
है, तो उसमें उपाशुयाज के लिए गृहीत आज्य का शेष अंश भी तो है। उससे 
स्विष्टकृत्‌ व इडा का अवदान उपपन्न होगा। सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाघान 
किया-- 


साधारण्यान्न प्रुवायां स्यात्‌ ॥६॥ 


[ध्रुवायाम्‌ ] ध्रुवा में जो आज्य है, वह उपांशुयाज के लिए गृहीत आज्य का 
क्षेप [न स्पात्‌ ] नहीं है, [साधारण्यात्‌ ] ध्रुवा में गृहीत आज्य के सब यागों के 
लिए साधारण -- समान होने से । 

आज्य-ह॒विद्रव्यवाले यागों के लिए आज्यस्थाली से घ्रुवा में आज्य गृहीत 
किया जाता है। यथावसर अन्य यागों के समान उपांशुयाज भी उसी आज्य में से 
आज्य लेकर किया जाता है। अच्त में जो आज्य शेष रहता है, उसे उपांशुयाज का 
क्षेष आज्य नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि ध्रुवा में जो आज्य गृहीत किया गया, 
बह सब आज्य-सम्पाद्य यागों के लिए समान है। जितना आज्य जिस याग के 
सम्पादन के लिए उपयोग में आया, उसके लिए वह पूरा हो गया। बचे आज्य 
को किसी एक याग का शेष कहकर प्रतिपत्ति-कर्म के लिए उसका उपयोग बताना 
स्वथा अश्ञास्त्रीय है। उपांशुयाज में अथवा अन्य किसी याग में उपयुक्त होनेवाले 
आज्य की मात्रा को अलग छाँटा नहीं जा सकता। इसलिए आज्य-ह॒वियागों के 
अनन्तर ध्रुवा में बचे आज्य को उपांशुय्राज याग का अथवा अन्य किसी एक याग 
का शेष नहीं कहा जा सकता । जैसे अतिथियों के लिए एक पात्र में पकाया अन्त 
एक अतिथि के भोजन कर लेने पर शेष अन्य कार्य, भृत्य आदि के उपयोग में लाने 
के लिए नहीं होता, भ्रत्युत अन्य अतिथियों के उपयोग में लाने के लिए ही होता 
है। जब सब भोजन कर लेते हैं, तब उसका प्रयोजन पूरा हो जाने पर शेष खाद्य 
का मृत्य-पशु-पक्षी आदि के लिए उचित उपयोग कर लिया जाता है। वह अन्न 
आतियेय नहीं रहता । उसका उचित उपयोग ही उसका संस्कार है। 

इसी प्रकार श्रुवा में गृुहीत आज्य का--आज्य-सम्पाद्य सब यागों के 
सम्पन्त -- पूर्ण हो जाने पर--प्रयोजन पूरा हो जाता है । शेष जाज्य यज्ञिय नहीं 
रहता। उसका उचित उपयोग ही उसका संस्कार है। यज्ञ-अ्रसंग में ऐसे आज्य के 
अनेक उपयोग हैं। आम्नेय तथा अग्विषोमीय पुरोडाश के उपस्तरण व अभिधारण 
में उपयोग हो सकता है। इसी का नाम '्रतिपत्ति कर्म! है--निर्धारित काये में 
उपयुक्‍त द्रव्य का जो शेष रहता है, उसका अन्यत्र उचित उपयोग कर लेना । जुहू 
आदि के घारण के लिए भूमि पर बिछाई गई कुशा को कर्म की समाप्ति पर अग्नि 


भ्ड० मीमांसा-द्शन 


में छोड़ दिया जाता है। प्रधाद याग में उपयुक्त पुरोडाश के शेष अंश को स्विष्ट- 
कृत्‌ आहुति के रूप में अग्नि में छोड़ दिया जाता हैं। सोमयाग में उपयुक्त ग्रह 
आदि पात्रों को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। निर्धारित कम में उपयुक्त 
हृविद्वव्य का प्र'गेजन पूरा हो जाने पर शेष वस्तु को कहीं रक्खा या फेंका जा 
सकता है। उस्ती के उचित उपयोग का नाम 'प्रतिपत्ति कर्म है। किस शेष का 
कहाँ उपयोग किया जाना चाहिए, शास्त्र इसकी भी व्यवस्था करता है, जो गत 
पंक्तियों से प्रकट है ॥।६॥ 

छिष्य पुनः जिज्ञासा करता है-प्रुवा में शेष आज्य से अवदान न हो, साधारण 
होने से; पर जुह में जो शेष आज्य है, उससे अवदान क्‍यों न होगा ? सूत्रकार ने 
सप्ताधान किया-+ 


अवत्तत्त्वाच्च जुद्धां तस्प च होमसंयोगात्‌ ७७७ 


जुह्माम्‌] जुहू में [च] भी [अवत्तत्त्वात्त्‌] आज्य के अवत्त--परिमित 
गृहीत होने से [च] और [तस्य] उस परिमित आज्य का [ होमसंयोगात्‌ | होम 
के साथ सम्बन्ध होने से जुहू में ज्षेष आज्य नहीं होता । 

जुहू में आज्य लेने की व्यवस्था है--'चतुर्जुह्वां गृह्लाति' वचन के अनुसार 
चार जख्रुवा आज्य जुहू में ग्रहण किया जाता है। जुह में गृहीत इसी परिमित आज्य 
का नाम “चतुरवदान' है। इस पूरे आज्य का होम के साथ सम्बन्ध है-- 'चतुरवत्तं 
जुहोति/" अथवा “चतुरवत्तं सवषट्कारेषु' [कात्या० श्रौ० ३१३११] आदि वचन 
इसमें प्रमाण हैं। फलतः जितना आज्य जुहू में लिया जाता है, वह सब होम कर 
दिया जाता है; शेष रहता ही नहीं । तब जुहू में बचे आज्य का--शेष कार्य में 
उपयोग करने का प्रदन ही नहीं उठता ॥9॥॥ 

शिष्य पुनः जिज्ञासा करता है---चमस में होम के लिए सोम भरा जाता है, 
सोम की आहुति देने पर बचे सोम का जैसे शेष कार्य (ऋत्विज्‌ आदि द्वारा सोम- 
पान) में उपयोग होता है, ऐसे ही जुह में बचे आज्य से शेष कार्य क्यों न हो ? 
छ्षिष्य-जिज्ञासा को सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया--- 


चमसवदिति चेतू ॥८॥॥ 

[चमसवत्‌ ] जैसे होम के लिए चमस में गृहीत सोम से आहुति के अनन्तर 
बचे सोम का शेष कार्य में उपयोग होता है, वैसे ही जुह में बचे उपांशुयाज के 
आज्य से शेष काये होना चाहिए, [इति चेत्‌ | ऐसा यदि कहो, तो--( वह युक्त 
नहीं, यह अगले सूत्र के साथ सम्बद्ध है) ॥॥५॥॥ 


१. कुतूहलवृत्ति [३॥५॥८] में उद्धृत, यु० मी०। 


अंथ तुतीयाघ्याये पऊचम; पादः भ४ है 
आचार्य सूत्रकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


न चोदकाविरोधात्‌ ह॒विः प्रकल्पनत्वाच्च ॥६॥ 

[न] चमसों में जुहु के समान ह॒विद्रव्य की स्थिति नहीं है, अर्थात्‌ जुहु के 
चमस का उदाहरण देना युक्त नहीं है, [चोदकाविरोधात्‌ |चमस भ्रसंग में विधि- 
वचन का विरोध न होने से, [च] और [ह॒वि: प्रकल्पनत्वात्‌) हवि की 
प्रकल्पना -+ सम्भावना होने से । 

ग्रह नामक चमसों में सोम भरे जाने के प्रसंग में कोई ऐसा विधिवचन नहीं 
है, जिससे यह ज्ञात हो कि यह सब सोम होम के लिए है । वहाँ वाक्य है--'सोम- 
स्याग्ने वीहि इत्यनुवषद्‌ करोति” [ऐ० ब्रा० ३५], 'सोमस्याग्ने वीहि' मन्त्र से 
अनुवषट्‌ करता है। अन्य वाक्य है-- ऐन्द्रवायवं गृह्लहति' इन्द्र और वायु देवता- 
वाले ग्रहपात्र में सोमरस को ग्रहण करता है, अर्थात्‌ भरता है। सोम के ग्रहण- 
विषयक ये विधिवचन हैं । इन प्रसंगों में यह कहीं नहीं कहा गया कि होम के साथ 
इस सोम का सम्बन्ध है। यह सब कार्य सोम के ह॒विद्वव्य होने की सम्भावना को 
अवश्य प्रकट करता है, परन्तु उपांशुयाज याग्र के आज्य के विषय में “चतुरवत्तं 
जुहोति” यह स्पष्ट उल्लेख है---चार ख्रुवा परिमित--जुहू में गृहीत--सम्पूर्ण 
आज्य होम के लिए है, यह 'जुहोति' क्रियापद से स्पष्ट होता है। यदि यहाँ आज्य 
बचाया जाता है, तो इस वाक्य से विरोध होगा। चमस में यदि सोम बचाया 
जाता है, तो किसी विधिवा क्‍्य के साथ उसका विरोध नहीं है, प्रत्युत आनुकूल्य 
है। 'अनुबषद करोति' वाक्य --वमसों द्वारा बषट्कार से होम करने के अनन्तर 
अनुवषट्कार से होम का विधान यह प्रकट करता है कि वषट्कार होम में चमस- 
स्थित सम्पूर्ण सोम का होम नहीं होता; सोम बचाकर रक्‍खा जाता है । 

कुतूहलवृत्ति | ३३५८ (यु०मी० ) ] में एक वाक्य उद्धृत है---ह॒त्वा प्रत्यज्च: 
परेत्य सदसि भक्षयन्ति' चमस से सोम की आहुति देनेवाले अध्वर्यू आदि ऋत्विज्‌ 
होम करके वापस लौटकर सदःस्थान में सोम का भक्षण करते हैं। इससे होम के 
अन्तर चमस में सोम का बचा रखना सिद्ध होता है। सोम से होम के विषय में 
उक्त वृत्तिकार ने अन्य वाक्य उद्धृत किया है--असवंहुतं जुहोति” चमस में भरे 
पूरे सोम को होम नहीं करता है; होम से बचाकर चमस में सोम रखता है। इससे 
सिद्ध है, होम के अनन्तर भी चमस में सोम शेष रहता है। उसका सोमरस-पान 
आदि शेष कार्य में उचित उपयोग सम्भव है। इसके विपरीत जुह में होम के 
अनन्तर आज्य निःड्ष हो जाता है। अतः जुहु-सम्बन्धी कार्य में चमस का दृष्ठान्त 
सर्वथा असंगत है । 

इसके अतिरिक्त यह भी घ्यान देने योग्य है कि 'न्द्रवायव॑ गृह्नाति, चमसे- 
पृन्तयति” आदि वाक्यों में सोम के ग्रहणमात्र का विधान है; हवि के रूप में प्रयोग 


भषर मौसांसा-दर्शन 


किए जाने का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। फिर भी सोमरस के आडम्बरपूर्ण 

सम्भार के सार्थक्य की भावना से हथिरूप में उसका समर्थन माना जाता है ॥ &॥ 
शिष्य जिज्ञासा करता है --ऐसी स्थिति में 'सर्वेम्यो हविभ्येः समवच्यति'--- 

“सब ह॒थियों से समवेत अवदान करता है”, वाक्य का समाधान होना चाहिए। 
सूत्रकार ने समाधान किया-- 


उत्पन्नाधिकारात्‌ सति सर्ववचनम्‌ ॥१०॥ 


[प्रति] शेष के होने पर [ उत्पन्नाधिकारात्‌ | अधिकार उत्पन्न हो जाने से 
[सर्वेबचनम्‌ ] उन्हीं के लिए 'सर्व पद का कथन है । 

जिन कर्मों के पुरा हो जाने पर ह॒विद्वव्य शेष रह जाता है, वहाँ क्षेष कार्य में 
प्रवृत्ति के लिए अधिकार प्राप्त हो जाता है, उन्हीं स्थलों के लिए 'सर्व' पद का 
प्रयोग किया गया है। जिन कर्मों में अद्योष हविद्रव्य उपयोग में आ जाता है, वे 
कर्म इस “सब की सीमा में नहीं आाते। इसलिए *सर्वेम्यो हविम्बें: समवद्यति' के 
साथ इस व्यवस्था का कोई विरोध नहीं है ॥ १०॥॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है-यद्यपि उक्त कथन ठीक है, पर प्रायणीय इष्टि के 
अकेले हविद्रव्य चरु के लिए 'समवद्यति' पद-प्रयोग अव्यवहार्य है। उसे व्यवहायय 
बनाने के लिए उपांशुयाज याग के हृविद्रव्य आज्य का समवाय क्‍यों त माना 
जाय ? 

आचार्य सूतकार ने जिज्ञासा का समाधान किया-- 


जातिविशेषात्‌ परम्‌ ॥११॥ 


[परम्‌ ] अन्य अथवा अगला 'समवत्त” पद [जातिविज्येषात्‌ | ओदन जाति 
और आज्य जाति के भेद से दोनों के समवाय की अपेक्षा करके प्रयुक्त हुआ है। 

प्रायणीय इष्टि का हविद्रव्य चरु-ओदन है। जिस ओदन का--आज्य के 
उपस्तरण तर अभिघारण से विश्द पाक होता है, वह खिला हुआ ओदन हबि- 
द्रव्य चह है । इसके पाक भें ओदन जाति से भिन्‍नजातीय आज्य उपस्तरण और 
अभिषघारण के रूप में संयुक्त रहता है। इसी आज्य-समवाय की अपेक्षा से अकेले 
चरु-ओदन के लिए 'समवग्यति' प्रयोग व्यवहायं है। इसमें असामज्जस्यथ की 
आशंका निराधार है। उपांशुयाज याग का आज्य चरु-सम्बन्धी शेष कार्य के लिए 
सर्वेथा अवपेक्षित है ॥ १ १॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--अन्तिम आक्षेप में जो कहा गया कि स्विष्टकृद- 
विषयक अथ्थेवाद से जाना जाता है कि उपांशुयाज आज्य से स्विष्टक्ृदू-अवदानरूप 
शेष कार्य किया जाना चाहिए, उसका समाधान भपेक्षित है। 

आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया-- 


अथ तृतीयाध्याये पञ्चम: पाद: श्डरे 


अन्त्यभरेकार्थे ॥१२॥ 

[अन्त्यम्‌ ] 'स्विष्टकृतेडवदाय' अर्थवाद के आधार पर स्विष्टकृत्‌ के लिए 
आज्य से अवदान का जो अन्तिम आक्षेप कहा है, उसका अभिप्राय [अरेकार्थे | 
थ्रुवा पात्र के आज्य से रिक्त न होने में समझना चाहिए। 

थ्रुवा में जो आज्य रहता है, वह्‌ उपांशुयाज का आज्य नहीं है। गत सूत्रों की 
व्याख्या में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उपांशुयाज का आज्य शेष नहीं रहता; 
वह सम्पूर्ण होम कर दिया जाता है। श्रुवा में जो आज्य है, वह स्विष्टकृत्‌ से पूर्व 
होनेवाले कर्म तथा स्विष्टक्ृत्‌ के लिए गृहीत पुरोडाश हवि के उपस्तरण और 
अभिषारण-पर्यन्त कार्यों के लिए है। इसलिए प्रति अवदान के अनन्तर प्रुवा का 
अभिघारण किया जाता है, जिससे आगे होनेवाले कार्य सम्पन्त होते रहें । अन्तिम 
आहुति स्विष्टकृत्‌ अग्नि के लिए है, वह पुरोडाश की दी जाती है । उसके नीचे- 
ऊपर झुवास्थित आज्य से सेचन किया जाता है, जिससे जूहू में पुरोडाश का कोई 
अंश लगा न रह जाय | यह श्लुवास्थित आज्य का अन्तिम प्रयोजन है। अब तक 
प्रृवा में आज्य विद्यमान रहता है; ध्रुवापात्र आज्य से रिक्त नहीं रहता। स्विष्ट- 
कृत्‌ के अनन्तर अन्य कोई आहुति देय न होने से श्रुवा में आज्य के अभिघारण 
का कोई प्रयोजन नहीं, अतः अभिधारण नहीं होता। 'न हिं ततः परामाहुति 
यक्ष्यन्‌ मवति' अर्थवाद-वाक्य का इतता ही तात्पर्य है-उठाये गये सब आक्षेपोंका 
समाधान हो जाने पर यह सिद्ध हो जाता है कि उपांशुयाज के आज्य से स्विष्टकृत्‌ 
एवं इडा का अवदान नहीं किया जाता ॥ १२॥ (इति ध्रुवाज्यादिभि: स्विष्टकृदा- 
दिदेषाआ्ननुष्ठानाधिकरणम्‌--१ ) । 


[साकंस्थायीये शेषकर्माननुष्ठानाधिकरणम्‌--२) 


तैत्तिरीय संहिता [२५४॥४३] के दश्ष-पूर्णमास प्रसंग में पाठ है-- 
'साकम्प्रस्थायीयेन यजेत पशुकाम:'--पश्चु की कामनावाला साकम्प्रस्थायीय याग 
से यजन करे। यह द्श-पूर्णमास का विक्ृतियाय है। इसमें सन्देह है--स्विष्टक्ृत्‌ 
और इडा का अवदान यहाँ होना चाहिए ?अथवा नहीं ?प्रतीत होता है, अवदान 
होना चाहिए; क्‍योंकि साकंप्रस्थायीय . याग दर्श-पूर्णणास का विकार है। दछ्श- 
पूर्णमास में स्विष्टक्ृत्‌ और इडा का अवदान होता है। इसलिए 'प्रकृतिवद्‌ विकृतिः 
कत्तंव्या' नियम के अनुसार दर्श-पूर्णमास प्रकृतियाग के समान उसके विक्ृतियाग 
साकस्‍्प्रस्थायीय में भी अवदान होना चाहिए 

इस प्रतीति पर आचार्य सूतकार ने सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत किया-- 


साकस्प्रस्थायीये स्विष्टक्ृदिडडच तहत्‌ ॥१३॥ 
[साकम्प्रस्थायीये] साकम्श्रस्थायीय नासक याग में [स्विष्टक्ृदिडम्‌ |स्विष्ट- 


शेड मीमांसा-दर्शन 


कृत्‌ और इडा का अवदान[च |भी | तद्त्‌ | ध्ुवाज्य के समान समझना चाहिए। 
तात्पयें है--जैसे ध्रवाज्य से स्विष्टक्ृत्‌ और इंडा का अवदान नहीं होता, बैसे ही 
साकम्प्रस्थायीय ह॒विद्रव्य से स्विष्टकृतू और इडा का अवदान नहीं होता । 

विधि के अनुसार साकम्प्रस्थायीय याग का हृविद्रव्य शेष नहीं रहता; तब 
अवदान का भ्रदन ही नहीं उठता । हविद्रव्य शेष रहे तो अवदान का अवसर आवे। 
इस विषय में विधान है, आज्यभागाश्यां प्रचय्पे आग्नेयेन च पुरोडाशेनाग्नीघे 
खुचो प्रदाय सह कुम्भीमिरभिक्रामन्नाह'-- आज्यभाग और आग्नेय पुरोडाश से 
यजन करके अग्नीत्संज्ञक ऋत्विज्‌ को दूध और दही की दोनों खुक्‌ देकर कुम्मियों 
(दूध और दही की घड़ियों -- मटकियों ) के साथ दक्षिण से अभिक्रमण करते हुए 
(दाहिनी ओर से निकलते हुए) कहता है, अर्थात्‌ इन्द्र के लिए यजन करो, ऐसा 
आदेश देता है। इस अनुष्ठान में--कुम्भियों में विय्मान--सम्पूर्ण हृविद्वव्य-- 
दूध और दही होम कर दिया जाता है। शेष कुछ नहीं रहता । इसलिए भ्रस्तुत 
याग में स्विष्टकृतू आहुति एवं इडाभक्षण आदि शेषकाये का कोई अवकाश नहीं । 
कतिपय आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है, साकम्प्रस्थायीय याग में स्विष्टक्ृत्‌ू और इडा- 
भक्षण नहीं होते--स्विष्टकृद्मक्षाइच न विद्यन्ते' [आपन्सूत्र, ३१७२ |॥१३॥ 
(इति साकम्प्रस्थायीये शेषकर्माननुष्ठानाधिकरणस्‌--२) । 


(सोत्रामण्यां शेषकर्माननुष्ठानाधिकरणम्‌--३ ) 


दर्श-पूर्णणास और सोमयाग के विक्रतियागों में एक सौज्ञामणी याग है । इस 
याग में अइवी, सरस्वती और इन्द्र देवता के उद्देश्य से 'ग्रह' नामक पात्रों में दूध 
और सोमरस अलग-अलग भरकर उसकी आहुतियाँ दी जाती हैं। यहाँ सन्देह है, 
ग्रहपात्रों में बचे दूध व सोमरस से स्विष्टकृतू और इडा का अवदान करना 
चाहिए? अथवा नहीं? प्रतीत होता हैं, करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र की एक 
साधारण व्यवस्था है---'प्रकृतिवद्‌ विक्ृति: कत्तेव्या'-जो कार्य प्रकृतियाग में होते 
हैं, वे विकृतियाग में भी किए जाने चाहिएँ। दर्श-पर्णभास प्रक्रतियाग में शेष 
कार्ये स्विष्टक्ृत्‌ और इडा का अवदान किया जाता है; तब उसके विक्रतियाग 
सौत्रामणी में भी स्विष्टक्ृत्‌ और इडा का अवदान प्राप्त होता है। 

आचाये यूत्रकार ने सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत किया--- 


सोन्नामष्पाञच ग्रहेषु ॥१४॥ 


[सौत्रामण्याम्‌ | सौत्रामणी याग में जो | ग्रहेष॒ ] ग्रह हैं, उनमें [बच] भी 
स्विष्टकृत्‌ और इडा का अवदान नहीं करता चाहिए। 

सूत्र में पठित 'च' पद से पूर्व-प्रकरत-अवदान नहीं करना चाहिए--का अति- 
देश होता है। ग्रहों में स्विष्टकृत्‌ आदि अवदान न किये जाने का कारण यह है 


अंथ तुतीयाध्याये पझचमः पादः श्डछ 


कि ग्रह-संज्ञक पात्रों में जो हथिद्रव्य गृहीत होता है, भरा जाता है, वह सम्पूर्ण 
(-- सब-का-सब) होम के लिए होता है | --यत्‌ पयोग्रहाशच सोम (-्सुरा) 
ग्रहाइ्व गुह्मत्ते' इन ग्रहपात्रों में विद्यमान जो ह॒विद्रव्य है, वह देवता के लिए 
ग्रहण हुआ, देवता के लिए कहा हुआ, देवता के लिए सुनाया हुआ है । तात्पयें 
है--हविद्रव्य से भरे ग्रहपात्रों को अलग-अलग ऋत्विज्‌ उठाते हैं और मन्त्रपाठ- 
पूर्वक अग्नि में उसकी आहुति देते हैं। मन्त्रों में निर्देश है कि यह्‌ हृविद्रव्य अमुक 
देवता का है। आरिवन ग्रह को अध्वर्यु, सारस्वत को ब्रह्मा, ऐन्द्र को प्रतिप्रस्थाता 
उठाता है। उस सम्पूर्ण हवि को देवता के लिए आहुत कर दिया जाता है। उसका 
कोई अंश बचा नहीं रहता। इन ग्रहों का होम के साथ सम्बन्ध भी सुना जाता 
है--'उत्तरेअनौ पयोग्रहान्‌ जुद्नति'-उत्तरवेदि की आहवनीय अणिन में पयोग्रहों 
का होम करते हैं। 'दक्षिणेडम्नी सुरा( -5 सोम ? ) ग्रह्मन्‌ जुद्नति'-दक्षिणारिनि में 
सुरा* (सोम) ग्रहों का होम करते हैं। फलत:ः ग्रहपात्रों में अवस्थित अश्ञेष हबि- 
द्रव्य देवता के लिए आाहुत हो जाता है। शेष कुछ भी बचता नहीं । तब स्विष्ठ्कृत्‌ 
आदि के लिए उसका अवदान असम्भव है। अतः ग्रहों में अवदान का कथन 
निराधार है ॥ ६४॥ 
उक्त अर्थ की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने सहायक प्रमाण प्रस्तुत किया-- 


१. “सौत्राम्णि याग में सुरा से होम का विधान तथा शेष रूप से ऋत्विजों द्वारा 
सुरा-भक्षण का निर्देश मिलता है। यहाँ सुरा शब्द लोकप्रसिद्ध मद्य के अर्थ 
में प्रयुक्त नहीं हुआ है। सौत्रामणि याग में सुरा बनाने की जो विधि भौत- 
सूत्रों में लिखी है, उसके अनुसार ब्रीहि और इ्यामाक का अधिक जल में 
चावल पकाकर उसके मांड में शष्पादि के चूर्ण के साथ पके चावलों को 
डालकर ३ दिन गड्ढे में गाड़कर रखा जाता है। (द्रष्टव्य--कात्या० 
श्रौत, १६॥२।२०।२१) । इससे इसमें खटास तो उत्पन्न हो जाता 
है, परन्तु मादकता उत्पन्न नहीं होती है। आसव वा अरिष्ट बनाने के लिए 
उनके द्रव्य को ४० दिन भूमि में गाड़ते हैं, तब भी उन्तमें ५ से १० प्रतिशत 
ही मादकता आती है । मद्य बनाने के लिए उसका सार भबके ( +-वाष्प- 
यन्त्र) से खींचा जाता है। प्रकृत सुरा में यह कार्य भी नहीं होता है। अतः 
सौत्रामणिस्थ सुरा को म्य समभना भूल है। उस सुरा की तुलना गाजर या 
बड़े की बनाई “कांजी' द्रव्य से की जा सकती है, जिसमें खटाई-मात्र होती 
है।” (यु० मी०) 

प्रतीत होता है, यहाँ सोम के स्थात पर सुरा का अवेश किया गया । 
ग्रहों में हविद्रव्य दूध हो, सोम हो या सुरा हो, ऋत्विजों द्वारा उसके भक्षण 
का कथन प्रकरण-विरुद्ध है। सुरा-सम्बन्धी लेख सन्दिग्ध हैं। 


पड मीमांसा-दर्शन 


तद्वच्च शेषवचनमस्‌ ॥१४५॥ 


[शेषवचनम्‌ | 'उच्छिनष्टि न सर्द जुहोति'--कुछ बचाता है, सब होम नहीं 
करता--यह निेधपूर्वक बचाये जाने का कथन [तद्बत्‌| साक॑ंस्थायीय के 
समान सौत्रामणी याग में स्विष्टकृत्‌ जौर इडा-अवदात के अभाव को बोधित 
करता है। 

सौत्रामणी याग के उपसंहार-प्रसंग में वचन है--'उच्छिनष्टि न सर्व जुहोति' 
'कुछ बचाता है, सब नहीं होमता', निषेधपुर्वक हृविद्वव्य बचाने का कथन यह 
सिद्ध करता है कि प्रकरण के अनुसार ह॒वि नहीं बचाया जाता चाहिए, सब-का- 
सब होम कर देना चाहिए। यह प्राप्त का प्रतिषेध है। इससे प्रकरण स्विष्टक्ृत्‌ 
आदि के लिए शेष अवदान के अभाव का बोध कराता है । 

तब सौज्ञामणी याग में ग्रहों में बचाये गये हुवि का वया उपयोग होना 
चाहिए ? इस विषय में आचार्यों ने जो सुकाव दिये हैं, उनसे प्रतीत होता है, यह 
सूत्र अनन्तर-काल में प्रक्षिप्त किया गया है। एक सुभाव है--शेष सुराद्रव्य किसी 
ब्राह्मण को बुलाकर पिला देना चाहिए। दूसरा सुभाव है--किसी क्षत्रिय या 
वैश्य को भी पिलाया जा सकता है। तीसरा सुझाव है---ऋत्विजों से अन्य किसी 
को भी पिलाये जाने पर उसमें से कुछ सुराद्रव्य बचाया जाता है। उस बचे घुरा- 
द्रव्य को---किसी छीदे बुने छन्‍्ने--अथवा सब ओर सैकड़ों छिद्रों से युक्त पांच्र- 
में शतमान (विशेष परिसाण) सुवर्ण रखकर--ऊपर डालकर छाना जाता है। 
बह छनती हुई सुरा-धारा दक्षिणाग्नि में गिरती है।* 

इससे अतिरिक्त एक मुख्य मान्यता--ऋत्जों द्वारा सुरा-भक्षण है, जिसका 
निर्देश गत टिप्पणी में विद्यमान है। पर इस मान्यता में उन याजक-ऋत्विजों के 
हाथ सुरा-भक्षण के सिवाय अन्य कुछ न लगता था, तब दूसरों को पिलाने का 
सुझाव व अधिकार देकर शतमान सुवर्ण और कमा लिया । अन्यथा सुरा को छन्‍्ने 
या शतछिद्र पात्र में छानते समय जो छतमान सुवर्ण रबखा जाता है, उसका कौन- 
सा रासायतिक' प्रभाव सुरा में उत्पन्त होकर दक्षिणाम्ति को प्रभावित करता 
होगा ? इसे धामिक ठगी कहा जाय ? या अन्य कुछ ? यह सब किसी काल के 
सुरापायी याज्िकों द्वारा किया गया घोटाला है। 

यह भी विचारणीय है, ऋत्विजों द्वारा सुरा-मक्षण को मान्यता देकर यह 
कैसे सम्भव है कि स्विष्टकृत्‌ और इडा-अवदानरूप शेष कार्य के लिए सौत्रामणी- 


१. आप» श्रौत० १६।३।६७ ॥ 
२. सुरा-भक्षण-सम्बन्धी विभिन्‍न मान्यताओं के लिए देखें--कात्या० श्रौत० 
१६॥३॥१७-१८ ॥ आाप० श्रौत० १६।३॥३॥ 


अँथ तृतीयाष्याये पञ्चम: पांद॑: ॥30] 


याग-सम्बन्धी ग्रहों के शेष द्रव्य का उपयोग नहीं होता ? क्या ऋत्विजों द्वारा 
सुरा-भक्षण शेष कार्य नहीं है ? इसलिए सुरा-भक्षण का कथन उत्प्रकरण है, एवं 
अमान्य है ॥ १५॥ (इति सौत्रामष्यां शेषकर्माननुष्ठानाधिकरणम्‌--३) । (2 


(सर्वपृष्ठेष्टौ स्विष्टक्दिडादीनां सक्दनुष्ठानाइधिकरणम्‌--४) 


स्वपुष्ठा नामक एक इष्टि है। उसके विषय में तैत्तिरीय संहिता [२।३॥७] 
का पाठ है---'य इन्द्रियकामो वीर्येकाम: स्थात्‌ तमेतया सर्वेपृष्ठया याजयेत' जो 
व्यक्ति इन्द्रिय-शक्ति एवं देहिक शक्ति की कामनावाला हो, उसको इस सर्वपृष्ठा 
इष्टि से यजन कराये । इस इष्टि के छह याग हैं। संहिता के इसी प्रसंग में आगे 
पाठ है---/इन्द्राय राथन्तराय, इन्द्राय बाहंताय, इन्द्राय वेरूपाय, इन्द्राय वैराजाय, 
इन्द्राय शाक्वराय, इन्द्राय रेवताय (निरवपति) ।' राथन्तर आदि छह विशेषण 
इन्द्र के हैं। शास्त्र की व्यवस्था है, जब विशेषणविशिष्ट देवता का निर्देश होता 
है, तब वह विभिन्‍न देवता माना जाता है। रथन्तर आदि सामों के ताम हैं। 
उनसे सम्बद्ध देवता इन्द्र राथन्तर आदि रूप में निदिष्ट हुआ है। उन साम-मन्‍्त्रों 
को गाते हुए पुरोडाश की आहतियाँ दी जाती हैं। 'इन्द्राय रथन्तराय त्वा जुष्टं 
निवंपामि' आदि मन्त्रों से प्रतियाग के लिए चार-चार मुद्दी हृवि का छाज (सूप) 
में निर्वाप कर, सब हवि को एकसाथ पीसकर, सीधे बारह कपालों में पुरोडाश 
प्रकाया जाता है। रथन्तर आदि पृष्ठसंज्ञक छह सामों को गाते हुए छह कर्मों 
में छह देवताओं के लिए उस पुरोडाश की आहुतियाँ दी जाती हैं। आहुतियाँ देने 
की विद्येष पद्धति है, जिसमें पुरोडाश के निदिष्ट भाग से अंगुष्ठ-समान दो टुकड़े 
काटकर उपस्तरण और अभिघारणपूर्वक एक आहुति दी जाती है। यह एक कर्म 
है। 

क्षिष्य जिज्ञासा करता है--यहाँ सन्देह है--क्या प्रत्येक कर्म के अनन्तर बचे 
ह॒वि से स्विष्टकृत्‌ व इडा का अवदान करना चाहिए ? अथवा पुरोडाज्-हवि के 
सर्वत्र समान होने से अवदान एक बार ही किया जाय ? देवता व कर्म के भिन्‍न 
होने से प्रतिकर्म अवदान होना युक्त प्रतीत होता है । 

छिष्य के इस सुफ्राव को आचार सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया--- 

द्रव्येकत्वे कमम्रेदात्‌ प्रतिकर्म क्रियेरन्‌ ॥१६॥ 

[इज्यैकत्वे ] पुरोडाश-हविद्रव्य के सब कर्मों में समान होने पर भी [कर्म- 
भेदात्‌ ] कर्मों का भेद होने से अर्थात्‌ छह भिन्‍न याग होने से [प्रतिकर्म ] प्रति- 
याग स्विष्टकृंत्‌ और इडा का अवदान [क्रियेरन्‌] किये जाने चाहिएँ। 


भले ही हविद्रव्य सव यागों में समान हो, पर देवता और याग के भिन्‍न 
होने से स्विष्टक्ृत्‌ आदि के लिए अवदान प्रत्येक कर्म में अवशिष्ट हि का होना 


भ््दंद मीमांसा-दर्शन 


चाहिए॥ १६॥ 
आचार्य सूत्रकार ने सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया-- 


अविभागाच्च शेषस्य सर्वान्‌ प्रत्यविशिष्टत्वात्‌ ॥१७॥ 


[शेषस्य ] भ्रत्येक याग से बचे पुरोडाश के [अविभागात्‌ ] विभाग का कथन 
न होने से, अर्थात्‌ छहों यागों से बचे पुरोडाश हवि के सम्मिलित रक्‍्खे रहने से 
[सर्वान्‌ प्रति | सब यागों के प्रति पुरोडाश के [अविशिष्टत्वात्‌ू | अंविज्ञिष्ट -- 
समान--साधारण होने से [च] भी प्रतिकर्म अवदान नहीं होता । 

सूत्र में 'च' पद के स्थान पर कहीं “तु' पाठ है । वह पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति का 
द्योतक है, अर्थात्‌ प्रतिकर्म स्विष्टक्ृत्‌ का अवदान नहीं होता; क्योकि प्रत्येक कर्म 
के लिए प्रुरोडाश के विभाग नहीं किये गये हैं । छहों यागों के अनुष्ठित हो जाने 
पर बचा पुरोडाश सम्मिलित रक्खा हुआ है प्रत्येक कर्म के लिए पुरोडाश-पिण्ड 
से परिमित हृविद्रव्य लेकर आहुततियाँ दी जाती हैं। छहों यागों के सम्पन्न हो 
जाने पर शेष पुरोडाश का इस प्रकार विभाग किये जाने का कोई कथन नहीं है 
कि पुरोडाश का अमुक अंश अमुक देवता या याग का भाग है। इसलिए सर्वपृष्ठा 
इष्टि में शोष पुरोडाश से एक बार ही स्विष्टकुत्‌ और इडा का अबदान करना 
चाहिए ॥१७॥ (इति सवपृष्ठेष्टौ स्विष्टक्दादीनां सकृदनुष्ठानाइईंघिकर- 
णम्‌-४) । 

(ऐन्द्रवायवग्रहे द्विःशेषभक्षणा5धिक रणम्‌--५) 

ज्योतिष्टोम याग के विषय में कहा है--“ज्योतिष्टोमेन स्वगेंकामो यजेत' 
स्वर्ग की कामनाबाला ज्योतिष्टोम याग से यजत करे । उसमें इन्द्र और वायु 
रेवतावाले ग्रहों में सन्देह है। ग्रहसंज्ञक पात्र हैं, जिनमें सोम भरकर इन्द्र, वायु 
देवता के लिए आहति दी जाती है। यहाँ सन्देह यह है--क्या आहुति से बचे 
सोम का एक बार भक्षण किया जाए ? अथवा दो बार ? होष भक्षण सोम के 
संस्कार के लिए होता है। तब एक बार भक्षण में वह सम्पन्न हो जाता है। 

सूत्रकार ने निश्चय किया-- 


ऐन्द्रवायवे तु बचनात्‌ प्रतिकर्म भक्ष:ः स्थात्‌ ॥१८॥ 


[ऐन्द्रवायवे | इन्द्र और वायु देवतासम्बन्धी ग्रह में [तु] तो [वचनात्‌ ] 
वचन से--सूत्र-ग्रन्थोक्त वाक्य से | प्रतिकर्म | प्रत्येक आहुति के पश्चात्‌ [ भक्षः] 
शेष सोम का भक्षण |स्यात्‌ | होता है। 

“वचन' पद की व्याख्या में भाष्यकार ने वाक्य उद्धुत किया है--द्विरैन्द्रवाय- 
वस्य भक्षयति, द्विल्मेंतस्थ वषट्‌ करोति'--इन्द्र-वायु देवतासम्बन्धी बचे सोम का 


अथ तृतीयाध्याये पड्चमः पादः ३४] 


दो बार भक्षण करता है; क्योंकि दो बार ही इसका वषट्कार--होम होता है। 
यद्यपि यह्‌ बचन उपलब्ध वैदिक साहित्य में दिखाई नहीं दिया, पर आपस्तस्ब 
श्रौतसूत्र [१८।२५॥२ तथा १२।२०॥२४] में इसके संकेत उपलब्ध हैं-- 
ह्विरेन्द्रवायवं भक्षयतः' तथा 'वषट्कृते जुहोति, पुनवंषट्‌कृते जुहुत:' ऐन्द्र-वायव 
शेष सोम का दो बार मक्षण करते हैं। अध्व्यू वषट्कार-- होम करता है, होता 
और अध्वर्यू वषट्कार होम करते हैं । इन वचनों से स्पष्ट है, प्रतिहोम बचे सोम 
का भक्षण किया जाता है--दो बार होम है, दो बार भक्षण । 

सूत्र में 'तु” पद का त्रयोग गत अधिकरण से यहाँ कुछ विशेषता दिखाने के 
लिए हुआ है। वहां सर्वपृष्ठा इष्टि में पुरोडाश का एक बार अवदान है, पर यहां 
सोम का दो बार भक्षण । इसका प्रयोग सन्देह की निवृत्ति के लिए माने जाने में 
भी कोई आपत्ति नहीं है। 

भक्षण हुतशेष सोम का संस्कार बताया जाता है। यहाँ संस्कार का वास्तविक 
तात्पर्य उसके सदुपयोग का है । यदि एक होम से बचे सोम का भक्षण उसका 
संस्कार है, तो यह उसी बचे सोम का संस्कार है, अन्य सोम का नहीं। इसलिए 
यह नहीं कहा जा सकता कि एकत्र बचे सोम के संस्कार से सवंत्र सोम संस्कृत हो 
जाता है। तब दूसरे होम के बचे सोम का सदुपयोग भी आवश्यक है और वह 
उसका भक्षण ही है। उसे फेंक देना सदुपयोग नहीं कहा जा सकता। अतः शेष 
सोम का भ्रतिकर्म भक्षण उचित है, अभीष्ट है ॥१८॥ (इत्यैन्द्रवायवग्रहे द्विेष- 
भक्षणाईघिकरणम्‌--५) । 


(सोमे झेषभक्षणाइईधिकरणम्‌--६) 


ज्योतिष्ठोम के प्रसंग से ग्रहों और चमसों में भरे गये अनेक सोम कहे हैं। 
उनमें सन्देह है--क्या उत सोमों के शेष का भक्षण करना चाहिए ? अथवा नहीं 
करना चाहिए ? प्रतीत यही होता है कि भक्षण वहीं करना चाहिए, क्योंकि 
असंग में उनके भक्षण का कोई वचन नहीं है । 

आचार्य सूत्रकार ने इसी अर्थ को पूर्वपक्षरूप में प्रस्तुत किया-- 


सोमे5वचनाद्‌ भक्षो न विद्यते ॥१९॥ 


[स्ोमे| ज्योतिष्टोम-यागीय सोम में [भक्ष:] शेष सोम का भक्षण [न 
विद्यते | नहीं होता, [अवचनात्‌ ] प्रसंग में भक्षण के विधायक किसी वाक्य के न 
होने से । 

ज्योतिष्टोम-यागीय शेष सोम के भक्षण का निरचायक कोई वाक्य प्रसंग में 
उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्रसंग में सोम का भक्षण वज्यं है। जहाँ भक्षण का 


भ५ू० मीमांसा-दर्शन 


विधायक वाक्य उपलब्ध हो, वहाँ भक्षण करना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं 
है॥१६॥ 
आचाये सूत्रकार ने समाधान किया-- 


स्थाह्माध्न्याथंदर्शनात्‌ २० 


[वा] 'वा' पद पूर्वोक्त की निवृत्ति के लिए है। तात्पय है--विधान न होने 
से शेए-सोमभक्षण नहीं करना चाहिए, यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि [ अन्यार्थ- 
दर्शनात्‌ ] सोमभक्षण-सम्बन्धी अन्य अर्थोंका उल्लेख देखे जाने से; हम जानते 
हैं कि [स्यात्‌ | ज्योतिष्टोम याग में शेष-सोममक्षण है। 

सोमभक्षण-सम्बन्धी अन्य अर्थ को कहनेवाला वचन ज्योतिष्टोम याग में शेष- 
सोमभक्षण को प्रकट करता है। वचन है--सबंत: परिहारमाशिविनं भक्षयति' सब 
ओर सिर को घुमाते हुए अश्वी देवता के ग्रहसंज्ञक पात्र में विद्यमान सोम का 
अक्षण करता है । अन्य वचन है--'भक्षिताप्यायिताँइचमसान्‌ दक्षिणस्थानसोध्ब- 
लम्बे सादयन्ति”*- भक्षण किये और प्रुन: सोम से भरे चमसों को दक्षिण ह॒विर्धान 
झाकट के अवलम्ब के समीप रखते हैं। ज्योतिष्टोम याग में शेष-सोमभक्षण 
स्वोकार त किये जाने पर इस प्रकार के सोमभक्षण-सम्बन्धी उल्लेख सम्भव नहीं 
हैं। सिर घुमाते हुए सोमभक्षण का निर्देश करनेवाला वचन 'सिर घुमाना'-रूप 
अन्य अर्थ का बोध कराने के लिए है। इसी प्रकार दूसरा वचन “भक्षण किये 
चमसों को पुनः भरकर विशिष्ट स्थान में रखना'-रूप अन्य अर्थ का बोध कराने के 
लिए है । इससे ज्योतिष्टोम में शोष सोम का भक्षण सिद्ध होता है २० 
१. यद्यपि ग्रे बजन इसी आसुपूर्वी के साथ उपलब्ध बेदिक साहित्य में दृष्टिगत 
नहीं हैं, पर इनसे सन्तुलित वचन उपलब्ध हैं | द्रष्टव्य--तै ० सं० ६॥४६॥ 
आप» श्रौ० १२।२५।१॥ तै० सं० के उक्त स्थल के भाष्य में भट्टभास्कर 
लिखता है---आश्विनं तु स्वत: परिहारं शिरः परितो अमयित्वा +क्ष- 
यति।' 
दूसरे वचन के लिए द्रष्टव्य---आप० श्रौ० १२२५७॥ कात्या० 
श्लौ> ६११॥२४॥ न 
तै० सं० [६।४॥६] में ऐन्द्रवायव ग्रह को तथा मैत्रावरुण ग्रह को 
मुँह के सामने रखकर, और आशिविन ग्रह को सब ओर सिर घुमाकर भक्षण- 
विश्ञेषों का निर्देश मिलता है । आप० श्रो ० [ १२२४। १ | में ऐस्धवायव ग्रह 
को नासिका के समीप में, मैत्रावरुण को आँखों के समीप में, और आश्विन 
ग्रह को श्रोत्र के समीप में रखकर भक्षण का विधान मिलता है। 


(बुण्मी०) 


अथ तृतीयाध्याये पञ्चम: पाद: १५१ 


आचाय॑ सूत्रकार उक्त वचनों के आधार पर सोमभक्षण का विधान बताता 
हैं।-- 
बचनानि त्वपुर्वेत्वात्‌ तस्माद्‌ यथोपदेशं स्युः॥२१॥ 


[तु] तु पद अन्यार्थदर्शन के साथ सोमभक्षण के विधान का द्योतक है। 
[वचनानि ] 'सर्वत: परिहारमश्विनम्‌' आदि वचन सोमभक्षण के विधायक हैं; 
[अपूर्वेत्वात्‌ | अपूर्व होने के कारण, [ठस्मात्‌ |] इसलिए [यथोपदेशम्‌ ] उपदेश 
के अनुसार ही ये [स्थु:] विधि-वचन हैं । 

“स्वतः परिहारमाशिवनं भक्षयति' सब ओर सिर घुमाकर अइवी देवता के 
ग्रहपात्र में शेष सोम का मक्षण करता है, यह मक्षण का विधायक वाक्य है । सिर 
घुमाना उसकी विश्येषता है। यह भक्षण का अज्भु है। वाक्य का मुख्य प्रयोजन 
सोमभक्षण का विधान करता है। आगे उसके फल का कथन है--'तस्मात्‌ सर्वा 
दिश: श्णोति' इसलिए सब दिशाओं से सुनता है। यह सब विशिष्ट सोममक्षण 
विधान को स्पष्ट करता है। यह अपूर्व विधि है। अन्य किसी वचन से इसका 
विधान हुआ हो, उसका यहाँ अनुवादमात्र है,-यह कथन सर्वेथा अयुक्त है। अपूर्व 
अर्थ का विधान करने से वचन की अर्थ॑वत्ता --फलवत्ता सिद्ध होती है । इसलिए 
सवंत्र विशिष्ट सोमभक्षण में भक्षण मुख्य है, विशेषण अज्भभूत। फलत: प्रस्तुत 
बचनों में सोमभक्षण का विधान उपपन्‍न होता है ॥२१॥ (इति सोमे झेषभक्षणा- 
घिकरणम्‌--६) । 


(चमसिनां शेषभक्षणाइधिकरणम्‌--७) 


शतपथ ब्राह्मण [४ १२९] के ज्योतिष्टोम-प्रसंग में पाठ है--्रैतु 
होतुश्चमस: प्र ब्रह्मण: प्रोदुग्ातृणां प्र यजमानस्य प्र यन्तु सदस्यानाम्‌' होता का 
चमस आवे, ब्रह्मा का चमस आवे, उद्गाता और उसके सहायक ऋत््विजों, 
प्रस्तोता तथा प्रतिहर्त्ता के चमस आवें, यजमान का चमस आवे, इन होता आदि 
सब सदस्यों के चमस आवें। तात्पयं है--जहाँ बैठकर सोम पिया जाता है, उस 
सदःस्थान में यज्ञसम्बन्धी सब यजमान व ऋत्विजों के चमस आयें, उन्हें शेष 
सोम से भर दिया जाय । 

यहाँ सन्देह है--क्या चमसोंवाले होता आदि के द्वारा यह सोममक्षण का 
निर्देश है ? अथवा नहीं है? प्रतीत होता है-सोमभ्क्षण का यह निर्देश नहीं है, 
क्योंकि गत सूत्र में विशिष्ट भक्षण का निश्चय किया गया है; अन्यत्र भक्षण नहीं 
होगा। यहाँ विशिष्ट भक्षण का निर्देश न होने से भक्षण नहीं है,--ऐसा जानना 
चाहिए। 

आज्षार्य सूतकार ने सन्देह का समाधान किया-- 


५५२ मीमांसा-दर्शन 


चमसेषु समाख्यानात्‌ संयोगस्य तन्निमित्तत्वात्‌ ॥२२॥॥ 

[चमसेषु | चमसों में भरा सोम होता आदि का भक्षण है, [समाख्यानात्‌ ] 
'होतुश्चमस:' होता का चमस--इस रूप में नाम लेकर कथन किये जाने के 
कारण, [संयोगस्य] चमसों के साथ ऋत्विजों के सम्बन्ध के [ तन्निमित्तत्वात्‌ ] 
भक्षणनिभित्तक होने से | तात्पर्य है--होता आदि का चमस के साथ सम्बन्ध 
भक्षणरूप प्रयोजन के कारण है। 

लमसों में भरा शेष सोम होता आदि के भक्षणनिभित्त ही है, क्योंकि वाक्य 
में---होता का चमस, ब्रह्मा का चमस, उद्‌्गाता का चमस---इस प्रकार नाम- 
निर्देशपूर्वंक कथन किया गया है। यदि होता आदि ऋत्तवजों के द्वारा भक्षण के 
लिए यह न होता, तो नामनिर्देश अनावश्यक व निरथंक था। होता आदि से 
सम्बद्ध चमस तभी कहा जाता है, जब होता आदि ने उस चमस में सोमभक्षण 
किया, या वह करेगा, अथवा अब करता है। यदि होता आदि चमस में सोम- 
भक्षण न करे, तो वह चमस होता आदि का नहीं कहा जाता । 

चमस नियत परिमाण के रूप में काष्ठ के बने होते हैं। होता आदि के द्वारा 
चमसों में शेष सोम के भक्षण से उन्हें उच्छिष्ट या अशुद्ध नहीं माना जाता । 
उच्छिष्ट काण्ठपात्रों को शुद्ध करने के लिए मनु आदि स्मृतिकारों ने उन्हें थोड़ा- 
थोड़ा छील देना उपाय बताया है। यदि ऐसा किया जाय, तो यह पात्र अपने 
निर्धारित परिमाण का न रहते से यज्ञिय पात्र नहीं रहेगा, इसलिए उन पात्रों में 
सोमभ्क्षण करने पर भी उन्हें पवित्र माना जाता है । 

अब्नाह्मण (--क्षत्रिय या वैद्य) द्वारा ज्योतिष्टोम याय करने पर, उन्हें 
सोमभक्षण का निषेध किया गया है।” यदि बे ऐसा चाहें, तो सोमरस के स्थान 
पर उन्हें वट (बड़--बरगद) वृक्ष के कोंपल-पत्तों ब फलों का रस दिया जाता 
है। क्षत्रिय आदि के लिए सोमभक्षण का यह निषेध--ज्योतिष्टोम में होता आदि 
द्वारा सोम-भक्षण को परम्परा को सिद्ध करता है। यदि मूलतः ज्योतिष्टोम में 
सोमभक्षण न होता, तो क्षत्रियादि के लिए उसका निषेध करना निरथैक था । 


१. क्षत्रिय आदि के लिए किया गया सोमभक्षण निषेध यशिय भावना के 
नितान्‍्त विरुद्ध है। उसी कार्य को करनेवाला ब्राह्मण ऐसा करे, क्षत्रिय 
आदि न करे, यह वैदिक मावना नहीं है । ऐसी व्यवस्थाओं को जिन ब्राह्मण- 
व्यक्तियों ने बनाया, उनके मूल में घोर स्वार्थ रहा। उन्होंने समाज में 
पारस्परिक द्वेषपूर्ण भावनाओं का बीज बोया। इस प्रवृत्ति ने समाज और 
राष्ट्र को गहरी हानि पहुँचाई, जिसका प्रभाव अब भी चालू है, तथा राष्ट्‌ 
को छिल्त-भक्‍िन्‍न करने में सहयोग दे रहा है। 


अथ तृतीयाध्याये पल्चमः पादः भश्रे 


फलतः ज्योतिष्ठोम में चमसियों (+--होता आदि के) द्वारा सोममक्षण सिद्ध 
होता है ॥२२॥ (इति चमसिनां सोमभक्षाईघिकरणम्‌--७) । 


(उद्‌गातृणां सहसत्रह्मण्येन भक्षाईधिकरणम्‌--८) 


ज्योतिष्टोम याग के विषय में कहा गया है--“ज्योतिष्टोमेव स्वगकामो 
यजेत'---स्वर्ग की कामनावाला व्यक्ति ज्योतिष्टोम से बजन करे । ज्योतिष्टोम 
प्रसंग से शतपथ ब्राह्मण [४॥२।१।२९६ | में उल्लेख है--'प्रैत होतुइ्चमसः 
प्र ब्रह्मण: प्रोदूगातृणाम्‌---होता का चमस सद:स्थान को लाया जाये, ब्रह्मा का 
चमस सदःस्थान को लाया जाये, उद्‌्गाताओं के चमस सद:स्थान को लाये जाएँ। 
सदः:स्थान वह है, जहाँ होता आदि यज्ञशेष सोमरस का पान करते हैं। यहाँ 
समाख्या-बल से--होता आदि के चमसों में सोम का भक्षण होता है,--यह गत 
अधिकरण में निश्चय किया जा चुका है | पर 'प्रोद्गातृणाम्‌' के विषय में 
सन्देह है। सन्देह का कारण है--“उद्गातुणाम्‌” में बहुवचन का निर्देश | अन्य 
पद 'होतु:, ब्रह्मण:' एकवचनान्त हैं; एक ऋत्विक्‌ एक चमस । “उद््‌गातुणाम्‌' 
पद बहुवचनान्त होने से यह सन्देह है--क्या इस चमस में विद्यमान सोम का 
मक्षण अकेला उद्‌गाता करे ? अथवा उद््‌गाता के सहयोगी सभी सामग्रान 
करनेवाले ऋत्विक्‌ करें ? तथा सुब्रह्मण्य को छोड़कर शेष सब सामगान करने- 
वाले ऋत्विक्‌ सोमभक्षण करें ? अथवा सुन्रह्माष्यसहित सब ऋत्विक्‌ करें ? 
प्रतीत होता है---अकेला उद्‌गाता सोम का भक्षण करे, जैसे होता आदि अकेले 
अपने चमस-गत सोम का भक्षण करते हैं । 

आचाये सूत्रकार ते इसी अर्थ को पू्वपक्षरूप में सूत्रित किया-- 


उद्‌गातृचमसमेकः श्रुतिसंयोगात्‌ ॥३२३॥ 


[उद्‌्गातृचमसम्‌ ] 'प्रोदृगातृणाम्‌' बचन में कहे गये उद्गातृचमस-स्थित 
सोम को [एकः ] अकेला उद्‌गाता भरक्षण करे, [श्रुतिसंयोगात्‌ | 'प्रोदगातृणाम्‌ 
श्रुति के साथ उद्‌गाता का साक्षात्‌ सम्बन्ध होने से । 

वाक्य में जंसे होता, ब्रह्मा आदि साक्षात्‌ श्रुत हैं, और अपने सम्बद्ध चमस 
के सोम का मक्षण करते हैं, ऐसे ही उद्‌गाता साक्षात्‌ पठित है । अकेले उद्गाता 
को सम्बद्ध चसस के सोम का मक्षण करना चाहिए । बहुवचनान्त प्रयोग से इसमें 
कोई अन्तर नहीं पड़ता । बहुवचन होने पर भी बहुत्व अर्थ अविवक्षित है। 
अविवक्षा का कारण है, उद्‌गाता का एक होना। उद्गातृ प्रातिपदिक के आगे 
बहुवचन का प्रत्यय लगा है। वह बहुबचन विवक्षित होता हुआ उद्गाता के 
बहुत्व को कहेगा। पर उद्‌गाता एक ही है । उद्गाता के विषय में सुना गया भी 
बहुत्व उद्गाता की एकता को बाधित नहीं कर सकेगा | इस कारण बहुब्रचन 


भ्श्ड मीमांसा-दर्शन 


अविवक्षित है। इसके अतिरिक्त यह भी घ्यान देने की बात है कि वाक्य में 
साक्षात्‌ उद्गाता का कथन है । अन्य सहयोगियों का--बहुवचन के श्रयोग से 
अनुमान किया जाता है । प्रत्यक्ष अनुमान से बलवान होता है। अतः उद्गाता 
के अनेक सहयोगियों की अभिव्यक्ति का प्रयोजक होते हुए भी बहुवचन उद्गाता 
के सोमभक्षण में उनके प्रवेश का प्रयोजक नहीं होता । इसलिए उद॒गातुचमस 
के सोम का अकेला उद््‌गाता भक्षण करे, ऐसा ज्ञात होता है ॥२३॥ 

आचार्य सूत्रकार ने पुर्वपक्ष का समाधान किया--- 


सर्वे वा सर्वंसंयोगात्‌ ॥२४॥ 


[वा | 'वा' पद 'अकेला भक्षण करे' इस पूर्वेपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। 
तात्पय है--अकेला उद्गाता भन्षण करे, यह कथन युक्त नहीं। इसलिए [सर्वे] 
सब भक्षण करें, [सवंसंयोगात्‌ | सबके साथ चमस का सम्बन्ध होने से । 

उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्त्ा, सुबरह्मण, इन सभी सामगान से सम्बद्ध ऋत्विजों 
को उद्गातृचमस-स्थित सोम का भक्षण करना चाहिए । यदि अकेले उद्गाता 
का सोमभक्षण कहा जाता है, तो 'उद्गातुणाम्‌' पद में बहुवचत का प्रयोग प्रमाद- 
पूर्ण ही समभा जाएगा; क्‍योंकि यह बहुत्व न अन्य कथन का अनुवाद है, न 
अन्यत्र इसका विधान है। यह कहना भी युक्त न होगा कि सबका भक्षण मानने 
पर वाक्य में 'उद्गात्‌” पद का पाठ प्रमादपुर्ण हो जायगा; क्योंकि अन्य सह- 
योगियों का सोमभक्षण उदगाता के सोमभक्षण को व्यावृत्त नहीं करता । तब 
वह प्रमादपाठ क्‍यों होगा ? बहुवचन-प्रयोग के सामर्थ्य से सभी ऋत्विज्‌ सोम- 
भक्षण में प्रवेश पा रहे हैं। “उद्‌गातृ” पद का पाठ उसी अवस्था में प्रमाद कहा 
जा सकता था, जब उद्‌गाता का सोमभक्षण से बहिष्कार होता | उद्गाता आदि 
सभी ऋत्विज्‌ समान रूप से उद्गातुचमस-स्थित सोम के भक्षण में उपस्थित हैं । 
अत: सबका सौमभक्षण करना युक्त है ॥२४॥६/ 

प्रथम सन्देह प्रकट करने के अवसर पर दूसरा विकल्प बताया है--क्या 
सुब्रह्मण्य को छोड़कर शेष तीन--उदगाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्तता--ऋत्विज्‌ ही 
सोमभक्षण करें ? अथवा सुब्रह्माप्य के सहित सब भक्षण करें ? प्रतीत होता है, 
वाक्य में साक्षात्‌ उद्गातू पद के प्रयोग से स्तोत्रकारी तीन ऋत्विजों को ही 
सोमभक्षण करना चाहिए, सबको नहीं। इसी अं को आचार्य सुचकार ने पूर्व 
पक्षरूप में सूनित किया-- 


स्तोत्रकारिणां बा तत्संयोगाद्‌ जहुत्वथ्ुत्ते: ॥२५७ 


[दा] “वा! पद पूर्वेसूत्रोक्त 'चमस के साथ सबका सम्बन्ध होने से सब सोम- 
भक्षण करें! पक्ष की व्यावृत्ति का द्योतक है। [स्तोत्रकारिणाम्‌ |स्तोत्रगान करने- 


अथ तृतीयाध्याये पञ्चम: पाद: भ्र्श्भ्र 


वाले ऋत्विजों का [तत्संयोगात्‌] चमस के साथ सम्बन्ध होने से चमस सोम- 
मक्षण तीन ऋत्िजों का ही कत्तेंव्य है; [बहुत्वश्रुततेः] बहुबचन के श्रवण से भी 
यह अर्थ पुष्ट होता है । 

मूल वाक्य में पद हैं--'प्रैतु उद्गातृ्णां चमस:” यहाँ उद्‌्गाता का चमस के 
साथ सीधा साक्षात्‌ सम्बन्ध है। उद्‌गातृ पद गायति-क्रिया के निमित्त से साम- 
गान करनेवाले तीन ऋत्विजों--उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्त्ता का बोधक है। 
इन तीनों का ही सोमभक्षण कत्त॑व्य है। इसमें बहुवचन का प्रयोग भी उपपच्त 
हो जाता है। अन्य ऋत्विज्‌ सुब्रह्मण्य सामगान नहीं करता। वह केवल 
“सुब्रह्मण्योमिन्द्रागचछ” आदि निगद का उच्चारणमात्र करता है। निगद-गद्यरूप 
होने से यजूरूप माने जाते हैं; उनपर गान सम्भव नहीं। इसलिए सुब्रह्मण्य 
ऋत्विक्‌ का न तो उद्गातृ पद से ग्रहण सम्भव है, और न बहुवचन उसके संग्रह 
में कोई सहयोग देता है, क्योंकि बहुवचन तीन ऋत्िजों के ग्रहण में चरितार्थ 
हो जाता है। जंसे उद्गातु पद का गायति-क्रिया के कारण तीनों ऋत्विजों के 
साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध है, सुब्रह्मण्य के साथ बहुवचन का ऐसा साक्षात्‌ सम्बन्ध 
भी वहीं है। अनुमातमात्र से ग्रहण करना व्यर्थ है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुमान से 
बलवान होता है। फलत: उद्गातृ-चमस के सोम का भक्षण तीन ऋत्तविजों का 
कत्तेव्य है। सोममक्षणकर्त्ताओं में सुब्रह्मण्य का प्रवेश नहीं ॥२५॥ 

आचार्य सृत्रकार ने इस पूर्व पक्ष का समाधान प्रस्तुत किया--- 


सर्वे तु बेदसंयोगात्‌ कारणादेकदेशे स्थात्‌ ॥२६॥ 


[वु]सृत्र में 'तु' पद गत सूत्रोक्त पक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पयं है-- 
सुब्रह्मण्य को छोड़कर तीन उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्त्ता, ऋत्विज्‌ सोमभक्षण करें, 
यह पक्ष युक्त नहीं है। [सर्वे ] सुन्नह्मण्य-सहित सभी सामवेदी ऋत्विजू्‌ सोमभक्षण 
करें, [वेदसंयोगात्‌ | सामवेद में कहे कर्म के साथ सभी का सम्बन्ध होने से । 
[एकदेद्े | एकदेश --सुब्रह्मण्य को छोड़कर शेष तीन ऋत्विजों के विषय--में 
उद््‌गात्‌ पद का व्यवहार [कारणात्‌ | कारणविशेष से [स्यात्‌] होता है। वह 
कारणविशेष है--उद्‌गातारो निषद्य साम्ना स्तुव॒ते” उद्गाता ऋत्विज्‌ बैठकर 
सामगान द्वारा स्तुति करते हैं---वंठकर सामगान द्वारा स्तुति करना। 

गत सूत्र में जो यह कहा गया कि गायति-क्िया के कारण तीन ऋत्विज्‌ 
उद््‌गाता पद से व्यवहृत होते हैं, सुब्रह्मण्य की गणना उनमें नहीं होती, क्योंकि 
वह गान में सम्मिलित नहीं होता। इसलिए उद्गातृू-चमस का सोममक्षण उन्हीं 
तीन ऋत्विजों का कतेव्य है। सुब्रह्मण्य उसमें नहीं आता । 

यह सब कथन युक्‍त नहीं है, क्योंकि गायति-क्रिया के आधार पर उद्गातू पद 
सै तोनों ऋत्विजों का ग्रहण नहीं हो सकता । साघारण लौकिक-वैंदिक गान अलग 


भर मीमांसा-दशेन 


है, उद्गान अलग है । वह साम का एक भाग उद्‌गीथ --उत्‌ उपसर्गपूर्वक गायति 
क्रिया का वाच्य प्रसिद्ध है । उद्गीथ-पाठ एक ही ऋत्विजू करता है; तब गायति 
क्रियानिभित्तक उद॒गाता एक ही ऋत्विजू कहा जायगा, सब नहीं | 

उद्‌गातु पद से सब ऋत्विजों के ग्रहण करने में कारण---वेदसंगोग-- है, 
सामवेद के साथ सम्बन्ध होता। औद्ग्रात़ सामवेद का नाम है, तथा सामबेद-श्रति- 
पादित कर्म का नाम औदगात्र है। जो व्यक्ति उसका अध्ययन करता, उसको 
जानता एवं उसका अनुष्ठान करता है, वह उद्गाता नाम से व्यवह्ृत होता है, यह 
सब जानते हैं। यदि किसी समय वह अपने कर्म में व्यापुत न भी रहे, तब भी वह्‌ 
उसी नाम से व्यवहृत होता रहता है। जैसे लकड़ी का शिल्पी शिल्प-व्यापार में न 
लगा हुआ भी तक्षा कहा जाता है, ऐसे ही सामकरमम के अध्येता-ज्ञाता-अनुष्ठाता 
सभी ऋत्विज्‌ उद्गाता नाम से व्यवहत होते हैं । सुब्रह्मण्य-सहित सभी ऋत्विज्‌ 
साम-कर्मानुष्ठान में माग लेने के कारण उद्गाता माने जाते हैं, इसलिए उद्गातृ- 
चमस-स्थित शेष सोम के भक्षण में सबका समान अधिकार रहता है, यह निश्चित 
सिद्धान्त है ॥२६॥ (इति उद्गातृणां सह सुब्रह्मण्येन भक्षाईघिकरणमू--८) । 


(ग्रावस्तुतो४पि सोमभक्षाउईधिक रणम्‌--&) 


ज्यौतिष्टोम याग में होता का सहयोगी एक ग्रावस्तुत्‌ नाम का व्यक्ति रहता 
है। उसके विषय में सन्देह है--व्या वह सोम का भक्षण करे ? अथवा न करे ? 
आचार्य सूत्रकार ने इस विषय में प्रथम पूर्वेपक्ष प्रस्तुत किया--- 


आवस्तुतो भक्षो न विद्यतेषनाम्नानात्‌ ॥२७॥ 


[ ग्रावस्तुत: | ग्रावस्तुत्‌ नामक व्यक्ति का [भक्ष:] सोमभक्षण [न विद्यते ] 
नहीं है, [अनाम्नानात्‌ | ऐसा उल्लेख कहीं न होने से । 
ग्रावस्तुत्‌ सोमभक्षण करे, ऐसा उल्लेख कहीं नहीं है। हारियोजन ग्रह में 
चमसियों को ही सोमभक्षण का अधिकार है । भ्रावस्तुत्‌ का वहाँ कोई निर्देश वहीं। 
तैत्तिरीय संहिता [ १।४॥२८] में प्रसंग है, 'हरिरसि हारियोजन:' मन्त्र पढ़ते हुए 
ग्रहसंज्ञक पाच में सोम भरकर आहुति दी जाती है, इस कारण यह पात्र 'हारि- 
योजन ग्रह! कहा जाता है । झतपथ ब्राह्मण [४४॥३।१० ] में कहा है, अपने-अपने 
चमस को होता आदि भक्षण करते हैं, और हारियोजन ग्रहपात्र-स्थित शेष सोम 
के भक्षण को सभी लालसा रखते हैं। यहां चमसियों के ही सोममक्षण का उल्लेख 
है। ग्रावस्तुत्‌ व्यक्ति का न अपना चमस होता है और न 'सर्व” पद से सबमें 
उसकी गणना की गई है | अतः ग्रावस्तुत्‌ सोममक्षण में अधिकारी नहीं है ॥२७॥ 
आचार्य सूत्रकार ने समाघान प्रस्तुत किया-- 


अथ तृतीयाध्याये पञ्चमः पाद: भ्र्प्७छ 


हारियोजने वा सर्वसंयोगात्‌ ॥२८॥ 


[वा] 'वा' पद पूर्व॑पक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पयं है--हारियोजन 
ग्रहपात्र-स्थित शेष सोमभक्षण में ग्रावस्तुत्‌ अनधिकारी है, यह कथन युक्त नहीं 
है; [हारियोजने ] हारियोजन ग्रहपात्र-स्थित शेष सोमभक्षण में | सर्वंसंयोगात्‌ ] 
सबका सम्बन्ध होने से ग्रावस्तुत्‌ सोममक्षण का अधिकारी है। 

शतपथ ब्राह्मण के उक्त सन्दर्भ में वाक्य है--'अथैष: (--हारियोजनः) 
सर्वेषामेव भक्ष:' हारियोजन ग्रहपात्र-स्थित सोम सबका भक्षण है। यहाँ स्व” पद 
के प्रयोग से चमसी और चमसहीन सब उन व्यक्तियों का ग्रहण हो जाता है, जो 
उस याग से सम्बद्ध हैं। ग्रावस्तुत्‌ व्यक्ति होता का सहयोगी रहता है। भले ही 
वह चमसहीन हो, पर हारियोजन ग्रह के सोमभक्षण में अन्यों के समान उसका भी 
पूर्ण अधिकार है, यह वाक्य में 'सवं” पद के प्रयोग से निश्चित होता है ॥२८५॥ 

“सर्व' पद के प्रयोग को लक्ष्य कर शिष्य जिज्ञासा करता है, इस पद का प्रयोग 
प्रसंग में उन्हीं चमसियों के लिए माना जाना चाहिए, जिनके समीप में वह पठित 
है। ग्रावस्तुत्‌ का ग्रहण--उसके चमसहीन होने से--नहीं किया जाना चाहिए। 

आचार्य ने दिष्य-जिज्ञासा को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया--- 


चमससिनां वा सन्निधानात्‌ ॥२६॥ 


[वा]वा' पद--हारियोजन सोम के भक्षण में ग्रावस्तुत्‌ अधिकारी है--इस 
कथन की व्यावृत्ति का द्योतक है। तात्पर्य है--हारियोजन सोम के मक्षण में 
ग्रावस्तुत्‌ अधिकारी नहीं है, क्योंकि वहाँ 'सर्वे' पद [चमसिनाम्‌ | चमसियों के 
[सब्निघानात्‌ | सबम्निधान--समीप में पठित होने से उन्हीं का ग्रहण कर सकता 
है, अन्य का नहीं । 

हारियोजन सोमभक्षण के विधायक वाक्य में जहाँ सबकी लालसा का उल्लेख 
किया है, उसके समीप प्रथम पाठ है->'यथा चमसमन्यांइ्चमसांइचमसिनों मक्ष- 
यन्ति! अपने चमस के क्रमानुसार अन्य चमसों को चमसावाले भक्षण करते हैं। 
इन वाक्यों का--सन्तिधान के कारण--प रस्पर सम्बन्ध है। इस एकवाक्यता से 
स्पष्ट होता है, सन्‍्दर्म के अगले भाग में 'सर्व' पद का प्रयोग चमसबाले उन होता 
आदि के लिए किया गया है, जिनका सन्दर्भ के प्रथम भाग में निर्देश है। क्योंकि 
ग्रावस्तुत्‌ चमसहीन व्यक्ति है, उसका ग्रहण 'सबवे' पद से नहीं किया जाना चाहिए। 
इसलिए हारियोजन सोम में चमसहीन ग्रावस्तुत्‌ को भक्षण-अधिकार श्राप्त नहीं 
होता ॥२६॥। 

आचार सूत्रकार ने समाघान किया-- 


भ्र्ष्द मीमांसा-दर्शन 


सर्वेषां तु विधित्वात्‌ तदर्था चमसिश्रुतिः ॥३ ग। 


[तु] तु! पद इस कथन की व्यावृत्ति का य्ोतक है कि हारियोजन सोमभक्षण 
में केवल चमसी लालसा रखते हैं। [सर्वेघाम्‌ ] सबके सम्बन्ध का [ विधित्वातू ] 
विधायक वाक्य होने से, [चमसिश्रुति:] सन्दमम के प्रथम भाग में चमसियों का 
श्रवण [तदर्था ] हारियोजन सोम के स्तुतिरूप प्रयोजन के लिए है । 

शतपथ ब्राह्मण [४॥४।३।१० | गत सन्दमे का प्रथम भाग अनुवादमात्र है, 
जिसमें होता आदि द्वारा अपने-अपने चमस-सोमभक्षण का निर्देश है--'यथाचमस- 
मन्यांदवमसांइहचमसिनो भक्षयन्ति'। सन्दर्भ को अग्रला भाग---'हारियोजनस्यथ 
सर्ज लिप्सन्ते! सबके लिए हारियोजन सोमभक्षण का विघान करता है। चमसी 
अपने चमसों से सोमभक्षण करते ही हैं, उनके विधायक वावय अन्य हैं। यहाँ 
उनका कथन हारियोजन सोमभक्षण की स्तुति के लिए है । अपने-अपने चमस का 
सोमभक्षण उसी एक का कल्याण करता है, जो उसे खाता है; पर हारियोजन 
सोममक्षण को सभी लालसा र<-ते हैं, वह सबका कल्याण करने से महाकल्याण- 
कारी है, यह उसकी स्तुति है। इस वाक्यांश के 'सर्व पद को केवल चमसियों के 
लिए एकदेश में सीमित करना निष्प्रयोजन होगा, क्योंकि वे तो अपने चमसगत 
सोम का भक्षण करते ही हैं। इस प्रकार एक ही वाक्य में दो अपूर्व बिधियों के 
अशास्त्रीय कथन से भी बचा जा सकेगा । उक्त ब्राह्मण-सन्दर्भ इस अर्थ को स्पष्ट 
कर देता है। पाठ है--'यथाचम-प वा अन्ये भक्षा अथेष: ( --हारियोजन: ) अति- 
रिक्त:, तस्मादेतस्मिन्त्सवेंषामेव भक्ष: अन्य चमस-सोमभक्षण चससों के अनुसार 
होते हैं। पर यह हारियोजन सोम उनसे अतिरिक्‍त है । इसलिए इसमें सबका ही 
अक्षण-अधिकार है, चाहे वह चमसी हो, अथवा चमसहीत । फलत: हारियोजन- 
सोममक्षण में ग्रावस्तुत्‌ का अधिकार अक्षण्ण है ॥३०॥। (इति ग्रावस्तुतो४पि सोम- 
भक्षाईघिकरणम्‌ू-- ६ ) । 


(वषट्कारस्य भक्षत्तिमित्तताईधिकरणम्‌-१० ) 

केवल समाख्या (+-नामनिर्देश) ही सोमभक्षण का निमित्त नहीं, अन्य भी 
निमित्त हैं। सूत्रकार वषट्कार को निभित्त बताता है--- 

वषट्काराच्च भक्षयेत्‌ ॥३१॥ 


[बषट्कारात्‌ | वषट्कार से [च] भी [भक्षयेत्‌ |भक्षण करे । तात्वयें है-- 
जो “वषट्‌ पद का उच्चारण करते हुए आहुति देता है, वह भी सोमभक्षण करता 


है। 


होता ऋत्विक्‌ 'वषट्‌' पद के उच्चारण के साथ होमाग्नि में जाहुति प्रदात 


अथ तृतीयाध्याये पञ्चम: पाद: ५५६ 


करता है। उस विषय में वाक्य है--/वषट्कर्तु: प्रथमभक्ष:” बषट्‌ उच्चारण कर 
आहुति देनेवाले का प्रथम सोमभक्षण होता है। यहाँ वषट्कार सोमभक्षण का 
निमित्त है। 

यद्यपि 'होतुइचमस:! वाक्य के अनुसार होता का सोमभक्षण प्राप्त है, तब 
प्रस्तुत कथन में मक्षण को अनुवाद मानकर केवल प्राथम्य का विधान इस वाक्य 
से मानना चाहिए। ऐसी स्थिति में यह अपूर्वविधि न होकर अनुवाद होने से सोम- 
अक्षण का विधायक नहीं माना जाना चाहिए। परन्तु यह कथन युक्त नहीं है, 
क्योंकि इससे वाक्यभेद-दोष उपस्थित होता है। एक ही वाक्य में एक अंश अनुवाद 
और अन्य अंश विधायक हो, यह अशास्त्रीय है। इसलिए 'वषट्कत्तु: प्रथममक्ष:' 
वाक्य प्राथम्य विशिष्ट सोमभक्षण का विधायक होने से अपुर्वंविधि है। इस प्रकार 
वषट्कार को सोमभक्षण में स्वतन्त्र निमित्त मानना युक्त है ॥३१॥ (इति बषट्‌- 
करणस्य भक्षनिमित्तताईघिकरणम्‌--१० )। 


(होमाभिषवयोरपि भक्षनिमित्तताईधिक रणम्‌--१ १) 


सोममक्षण में -- सोम के होम और सोम के अभिषव को भी सूत्रकार ने-- 
निमित्त बताया-- 


होमासिषवाभ्यां' च ॥३२॥ 

“भक्षयेत्‌” क्रियापद की यहाँ गतसूत्र से अनुवृत्ति है। [ होमाभिषवाम्यास्‌ | होम 
और अभिषव करने से [च] भी [भक्षयेत्‌ ] भक्षण करे। 

होम और अभिषव मी सोमभ्रक्षण में नि्मित्त हैं। वाक्य है--'हविर्धाने ग्राव- 
भिरमिषृत्याहवनीये हुत्वा प्रत्यञ्च: परेत्य सदसि भन्षान्‌ भक्नयन्ति'रे हविर्धानों 
१. तुलना करें--'पात्रे समवेतानां बचट्कर्त्ता पूर्वों भक्षयति” आप० श्रौ० 

१३२४।६॥ 

२. अभिषव कर्म होम से प्रथम होता है। तब सूत्र में 'अभिषव' का पाठ प्रथम 
होना चाहिए था, पर पाणिनि-नियम [२।२।३४] के अनुसार इन्द्र समास 
में 'होम' पहले पढ़ा जाता है। यद्यपि सूत्ररचना के समय 'पाणिनि व्याकरण! 
नहीं था, तथापि पदनिय्ोजन में लोकव्यवहार ब पूव॑वर्त्ती व्याकरणों की 
निद्चित यह व्यवस्था रही होगी। उसी का अनुकरण पाणिनि ने अपने 
व्याकरण में किया । आज उसी के आघार पर पदनियोजन-निर्देश संभव है। 

३. तै० सं० [६।२।११] के पाठ से तुलना करें--हविर्धाने चम्मननधि ग्रावभि- 
रभिषृत्याहवनीये हुत्वा प्रत्यज्च: परेत्य सदसि भक्षयन्ति' । 

४. यज्ञमण्डप में 'हविर्धान' वह स्थानविक्षेष है, जहाँ होम के लिए 'ह॒वि' तैयार 
किया जाता है। तंत्तिरीय संहिता के उक्त प्रसंग [ ६२।११] में इसका बहुत 
आकर्षक वर्णन है। 


४६० मीमांसा-दर्शन 


नामक स्थान में पत्थरों से सोम को कूट-पीस-छानकर, तैयार कर, आहवनीय अग्नि 
में होम करके, वापस लौटकर सदोमण्डप में क्षेष सोम का भक्षण करते हैं।इस 
वाक्य में अभिषव-होम व भक्षण-क्रियाओं के क्रम का विधान अभिप्रेत नहीं है, 
क्योंकि कियाओं की स्थिति के कारण क्रम स्वतःसिद्ध है । सोम तैयार हुए बिना 
होम नहीं हो सकता। सोम की आहुति देने के लिए सोम को प्रथम तैयार करना 
होगा। होम सम्पन्न हुए बिना सोम का भक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि सोम का 
शेष रहना तभी सम्भव है, जब सोम की अपेक्षित आहुति देकर होम सम्पन्त कर 
लिया जाय । ऐसी स्थिति में स्वत:प्राप्त क्रम का विधान करना अनावश्यक है। 

क्रम का विधान मानने पर वाक्यभेद-दोष भी प्रसक्‍त होता है। क्रम का 
विधान कहने से दो क्रियाओं का कथन प्राप्त होता है--'अभिषुत्थ' अभिषव करके 
भक्षण करते हैं; तथा “हुत्वा' होम करके भक्षण करते हैं; एक वाक्य में वाक्यभेद 
की भ्राप्ति शास्त्र में दोष माता गया है । इसलिए मी उक्त वाक्य में क्र का विघान 
मानना संगत नहीं है। 

यह कहना भी युक्त न होगा कि अभिषव और होम भक्षण के अज्ु हैं, अर्थात्‌ 
अक्षण के लिए अभिषव और होम किया जाता है। भक्षण मुख्य अज्भ है, और ये 
उसके जज हैं। इस कथन की अयुक्तता का कारण यह है कि अभिषव--सोम का 
तैयार करना मुख्यतः होम के लिए किया जाता है, और होम स्वर्गादपि फलप्राप्ति 
के लिए किया जाता है । इसलिए इनको भक्षण का अज्छ॒ नहीं माना जा सकता। 
अतः भक्षण अप्राप्त है । प्रस्तुत वाक्य उसी का विधान करता है; यह अपूर्वविधि है। 

द्वादशाह सत्र में दीक्षा-वाक्य है---/अध्वर्युगृंहपति दीक्षयित्वा ब्रह्माणं दीक्ष- 
यत्ति, तत उद्गातारम्‌” [आप०श्रौ० २१।११६।२० ]अध्वर्यू गृहपति को दीक्षित 
कर ब्रह्मा को दीक्षित करता है, तदन्‍्तर उद्गाता को । इस वाक्य में आचायों ने 
क्रम का विधान माना है। इसी के समान 'हविर्धाते” आदि वाक्य में भी क्रम का 
जिघान मानना चाहिए । यह कभन भी युक्‍त नहीं है, क्‍योंकि प्रस्तुत प्रसंग में कम 
प्रयोजनवश स्वतःसिद्ध है; उसका विधान अनावश्यक व व्यर्थ है। क्योंकि अभिषय 
के बिना होम सम्भव नहीं, होमसे पूर्व अभिषव करना ही होगा। ऐसे ही होम 
के बिना शेष सोमभक्षण सम्भव नहीं, भक्षण से पूर्व होम करना ही होगा । इसमें 
व्यतिक्रम असम्मव है ) न सोम के पश्चात्‌ अभिषव सम्भव है, न भक्षण के परचात्‌ 
होम । ऐसी स्थिति द्वादशाह सत्र के दीक्षा-प्रसंग में नहीं है, वहाँ व्यतिकरम सम्मव 
है; इसलिए वहाँ क्रम का विधान आवश्यक है । 

प्रस्तुत वाक्य के 'प्रत्यक्च: परेत्य पदों के आधार पर वाक्य का विनियोग 
'पीछे की ओर चूमकर' आने में मानना चाहिए, अर्थात्‌ यह वाक्य 'पीछे की ओर 
घूमकर आने का' विधान करता है। यह कथन भी युक्‍त नहीं है, क्योंकि आहव- 
नोय में सोमाहुति देकर भक्षण-निित्त सदोमण्डप में जाने के लिए 'पीछे की ओर 


अथ तृतीयाध्याये पठनचम: पाद: ५६१ 


लौटना' अनिवायं है| अत: वह स्वत:सिद्ध है, उसका विधान करना अनावश्यक 
है। 

'फलतः उक्त वाक्य शेष सोममक्षण का विधान करता है, यही मान्यता निर्दोष 
है । जो होता आदि अभिषव करते हैं, एवं होम करते हैं, वे शेष सोम का भक्ष ण 
करते हैं। इस प्रकार अभिषव और होम भक्षण में निमित्त हैं ॥३२॥ (इति होमा- 
भिषवयोरपि भक्षनिमित्तताईघिकरणम्‌ू-- ११) । 


(वषट्कर्त्रादीनां चमसे सोमभक्षाधिकरणम्‌--१२) 


ज्योतिष्टोम प्रसंग में बाक्य है--'प्रेतु होतुद्चमस: प्र ब्रह्मण: प्रोद्यातृणां प्र 
यजमानस्थ' [श० ब्रा० ४२।१।२६॥ कात्या० श्रौ० १०११०] इत्यादि!। 
अस्तुत वाक्य में बताया गया है, होता आदि चमसोंवाले सोमभक्षण अपने चमसों 
में करें। यहां सन्देह है--क्या वषट्कार, अभिषव व होम करनेवाले चमसों में 
भक्षण करें ? अथवा न करें ? शिष्य जिज्ञासा करता है-प्रैतु होतुइबमस:” इत्यादि 
वाक्य में होता आदि के चमसों में सोमभक्षण का प्रत्यक्ष निर्देश है, पर प्रस्तुत 
वाक्य में ऐसा नहीं है, इसलिए यह क्‍यों न माना जाय कि वषट्कार, अभिषवे 
व होम करनेवाले चमस में सोममक्षण त कारें ? 

आचार्य ने शिष्यजिज्ञासा को पूर्वपक्षरूप में सूनित किया--- 


भ्रत्यक्षोपदेशाच्चमसानामव्यकतः शेषे ॥३३॥ 


[चमसानाम्‌] चमसों के 'प्रेतु होतुइ्चमस:” इत्यादि वाक्य में [ प्रत्यक्षोप- 
देशात्‌ | प्रत्यक्ष --स्पण्ट उपदेश -- कथन होने से जिनके चमस हैं, उन्हीं को चमसों 
में सोमभक्षण प्राप्त होता है, [अव्यक्त:] जहाँ व्यक्त --स्पष्ट चमसनिर्देश नहीं 
है, वहाँ [शेषे | चमसियों से अन्यत्र -- भिन्‍न पात्र में सोमअक्षण होना चाहिए । 

“वषट्कत्तुं: प्रथममनक्ष:' तथा 'हविर्धाने ग्रावभिरभिषुत्य/ आदि वाक्यों में 
चमस का स्पष्ट कथन नहीं है, अतः वघट्कार, अभिषव व होम करनेवालों का 
सोमभक्षण चमसों में न होकर अन्य पात्र में होना चाहिए । 

यहाँ बषट्कर्त्ता आदि के सोमभक्षण में कोई सन्देह नहीं है। वह गत जधि- 
करण में निश्चित कर दिया गया है। “हविर्धाने सदसि मक्षान्‌ भक्षयन्ति' वाक्य 
सोमभक्षण का स्पष्ट निर्देश है । सन्देह पात्र के विषय में है। वषट्कर्त्ता आदि को 
चमस में सोमभक्षण कराया जाय ? अथवा अन्य पात्र में ? क्योंकि 'वयट्कत्तुं:' 
एवं 'हवि्धानि' आदि वाब्यों में सोमभक्षण का स्पष्ट कथन होने पर भी चमस का 
स्पष्ट निर्देश नहीं है, इसलिए वषट्कर्त्ता आदि को चमस में सोमभक्षण न कराकर 


१. दष्टब्य---(२॥४।२२) सुत्र का भाष्य। 


भ६२ मीमांसा-दर्शन 


अन्य पात्र में कराना चाहिए, पूव॑पक्ष का यही आश्यय है ॥३३॥। 

आचाये सूत्रकार ने उक्त जिज्ञासा का समाधान करते हुए सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत 
किया-- 

स्थाह्य कारणभावाद अनिर्देशश्चससानां 


क्तुस्तदचनत्वात्‌ ॥३४॥ 


[वा] “वा पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। [स्पात्‌ |वषट्कर्त्ता आदि 
का भी सोमभक्षण चमस में होता चाहिए, क्‍योंकि वहाँ [कारणभावात्‌ |] सोम- 
भक्षण के कारण विद्यमान होने से; [चमसानाम ] चमसों का [अनिर्देश: | स्पष्ट 
निर्देश न होना भले हो, पर [कर्त्तु:] वषट्कर्त्ता आदि के [तद्रचनत्वात्‌ ] सोम- 
भक्षण का स्पष्ट कथन होने से, उनका भी सोमभक्षण चमसों में होगा । 

यह कहना किसी अंश में ठोक है कि 'प्रैतु होतुश्चमसः” वाक्य में चमस का 
स्पष्ट निर्देश है, वह--जिसका जो चमस है, उसके---चमस में सोमभक्षण का 
विधान करता हैं; परन्तु वषट्कर्त्ता आदि के चमस में सोमभक्षण का निषेध नहीं 
करता। जैसा सोमभक्षण का विधान 'प्रैतु' आदि वाक्य में है, वैसा ही 'बषटकर्त्त:, 
ह॒विर्धानि! आदि वाक्यों में है। सोमभक्षण प्रत्येक दशा में चमसों में ही होगा, भले 
ही कहीं चमस का स्पष्ट निर्देश न हुआ हो ॥३४॥ 

सूत्रकार ने इसी की पुष्टि में अन्य हेतु प्रस्तुत किया--- 


चमसे चान्यदर्शनात्‌ ॥३५॥ 


[चमसे |] चमस-प्रसंग में |अन्यदर्शनात्‌ | अन्योंन्‍- जिनके चमस नहीं कहे 
उनके देखे जाने से [च | भी, वषट्कर्त्ता आदि का स्तोमभक्षण चमस में होता है। 

'प्रैतु' वाक्य में जो चमस जिसके लिए निदिष्ट है, वही उसमें सोमभक्षण करे, 
अन्य न करे,-ऐसा नियम नहीं है । इसके अतिरिक्त अन्य वाक्य उन्हीं चमसों में 
अन्यों के सोमभक्षण का निर्देश करता है---/चमसांश्चमसाध्क्येबे प्रयच्छति, तान्‌ 
स वषद्कत्रें हरति' चमसाध्वर्यू के लिए चमसों को देता है, चमसाध्वर्य उनको 
वषद्‌कर्त्ता के लिए पहुँचाता है। यदि 'होतृचमस' नाम से एक ही द्वारा चमस में 
सोमभक्षण हो, तो वाक्य में 'तान्‌' बहुबचन का प्रयोग उपपन्न नहीं होता | इसकी 
उपपत्ति तभी सम्भव है, जब वषट्कर्त्ता आदि चमसों में भक्षण करें। इससे स्पष्ट 
होता है, जहाँ सोमभक्षण है, वह चमसों में ही है, अन्य पात्रों में नहीं। 

इस प्रसंग में यह भी ध्यान देने योग्य है कि 'होत॒चमस' नाम से चमस पर 
होता का स्वामित्व स्थापित नहीं हो जाता। चमस तथा अन्य सभी यज्ञिय पात्रों 
पर स्वामित्व यजमास का रहता है ! जैसे होता या उद्गाता चमस का यज्ञकाल में 
उपयोग करने के लिए अधिकृत हैं, बसे ही वषट्‌कर्त्ता आदि भी पुर्णझूप से अधि- 


अथ तृतीयाध्याये पड्चम: पादः भद्दे 


कृत हैं, भले ही कतिपय वाक्‍्यों में उनके सोमभक्षण-निर्देश के साथ चमस का 
उल्लेख न हुआ हो । 

जिज्ञासा होती है--चमस में ही सोमभक्षण किया जाय, इसके लिए इतना 
आग्रह या दृढ़ नियम क्‍यों है ? ज्ञात होता है, चमस का निर्धारित माप -- परिमाण 
होने के कारण यह व्यवस्था की गई, जिससे यागशेष सोम सब अधिकृत याज्ञिकों 
को पूर्णतया रामानरूप में वितरित किया जा सके । अन्य यज्ञिय पात्रों के परिमाण 
न्यूनाधिक हो सकते हैं। उनमें सोमभक्षण होने पर किसी को अधिक सोम मिले, 
किसी को न्यून, यह उचित व न्याय्य प्रतीत नहीं होता । इसीलिए नियत परिमाण 
के पात्र चमस में सोमंभक्षण की व्यवस्था की गई ॥३५॥ (इति वषट्कर्तादीनां 
चमसे सोमभक्षाधिकरणम्‌--१२) । 


(होतु: प्रथमभक्षाधिकरणम्‌--१३) 

शिष्य जिज्ञासा करता है-जब एक चमस पात्र में अनेक ऋत्विक्‌ सोममक्षण 
करते हैं, तब वहाँ क्रम क्या होना चाहिए ? सूत्रकार ने इस विषय में पूर्वपक्ष प्रस्तुत 
किया-- 


एकपात्रे क्रमादध्वयुं: पूर्वों भक्षयेत्‌ ॥३६॥ 


[एकपात्रे | एक पाज में सोमभक्षण के अवसर पर [ अध्वर्यु: | अध्वर्यू [ पूर्व: 
प्रथम [मक्षयेत्‌ | भक्षण करे, [ क्रमात्‌ ] क्रम से; होम के समय सोमपांन क्योंकि 
अध्वर्यु के हाथ में होता है, इसलिए सर्वप्रथम सौमभक्षण उसी को करना चाहिए, 
क्योंकि क्रम वहीं से प्रारम्भ होगा, जिसके सान्निध्य में सोम है। याग के समय 
'प्रतिप्रस्थाता' नामक ऋत्विक्‌ सोमपात्र को भरकर अध्वयुं के हाथ में देता है। 
अध्वर्यु का कार्स है --आहवनीय अग्नि में सोम की अपेक्षित आहुतियाँ देना । याग 
के अनन्तर शेष सोम का भक्षण सब ऋत्विक्‌ करते हैं । एक पात्र में भक्षण होने से 
सबको बारी-बारी से भक्षण करता होगा। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम भक्षण का 
वही ऋत्विक्‌ अधिकारी है, जिसके समीप सोम अवस्थित है । अत: अध्वर्यु का क्रम 
सबसे पहले है ॥३६॥। 

सूत्रकार ने सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत किया-- 


होता वा मन्‍्त्रवर्णात्‌ ॥३७॥ 
[वा] वा' पद पूर्वपक्ष की तिवृत्ति का द्योतक है। तात्पय॑ है--'अध्वर्यू प्रथम 
सोमभक्षण करे! यह कथन युक्त नहीं। [होता] तब होता को सर्वप्रथम भक्षण 


करना चाहिए, [ मन्त्रवर्णात्‌ ] मन्त्र में ऐसा कथन होने से । है हि 
ऋण्वेद[ १०१६४।२ में मन्त्र है-'होतुश्चित्‌ पूर्वे हविरचयमाशत हैं ग्रावाओं ] 


भ्ध्ड मीमांसा-दर्शन 


कदाचित्‌ तुम होता से पहले ही मक्षणयोग्य हवि --सौम का रसास्वादन करते हो। 
यह आलजझ्जारिक वर्णन है। सोमलता को पत्थरों से कूट-पीसकर सोम तैयार 
किया जाता है। पत्थरों में वह अनिवार्य रूप से लग जाता है, उसी को उत्प्रेक्षा- 
लड्जार से भक्षण के रूप भें कहा गया है। कहने की पद्धति है--सम्भवतः तुम 
होता से पहले ही सोमभक्षण करते हो । इसका तात्पर्य है--यज्ञशेष सोम का 
अक्षण करनेवाला सबसे पहला अधिकारी होता नामक ऋत्विक्‌ है। ऋग्वेद 
[५॥४३।३ | में अन्य मन्त्र है--'होतेव न: प्रथम: पाहि' हे वायो ! उस मधुर रस- 
पूर्ण सोम का हमारे लिये तुम देवताओं में सबसे पहले ऐसे हो पान करो, जैसे 
ऋत्विजों में होता यज्ञशेष सोम का सबसे पहले पान करता है। सोम तैयार होने 
पर तत्काल उसके साथ वायु-संस्पर्श अनिवार्य है। उसीको 'बायु द्वारा भक्षण' के 
रूप में वर्णन किया है। वह प्राणिजीवन के लिए अनुकूल स्थिति में सहयोग प्रदान 
करता है। उसके अनन्तर अध्वर्यू द्वारा सोम की आहुति आहवनीय अग्नि में दी 
जाती है । इससे प्राणियों के लिए अनुकूल जीवनीय तत्त्व और भी सूक्ष्म होकर 
यायु में मिल जाते हैं । यहाँ देवताओं में अग्नि से पहले वायु का सोमभक्षण है। 
उसी के लिए मन्त्र में 'होतेव' दृष्टान्त दिया गया है । जैसे ऋत्विजों में होता यज्ञ- 
शोष सोम का सर्वप्रथम भक्षण करता है, ऐसे ही देवताओं में वायु। मन्त्र में पद 
है 'न:--हमारे लिए, यह सब हमारे अर्थात्‌ प्राणियों के अभ्युदय के लिए होता है। 

मन्‍्त्रों के उक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है--यज्ञशेष सोम के भक्षण का स्व॑- 
प्रथम अधिकारी होता ऋत्विक्‌ है। अत: पुर्वपक्ष का यह कथन युक्त नहीं कि 
सान्निध्य से अध्वर्यू को सोमभक्षण प्रथम करना चाहिए | ३७॥ 

इसी की पुष्टि के लिए सूत्रकार अन्य हेतु प्रस्तुत करता है-- 


वचनाच्च ॥३८॥ 


[बचनात्‌ | वचन से [च] भी वषट्कर्त्ता का प्रथम भक्षण जाना जाता है। 

वचन है--वषट्कर्तु: प्रथम भक्ष:' वषद्कर्त्ता -- वौषट्‌ उच्चारण करनेवाले 
को सोमभक्षण प्रथम है | वौषट का उच्चारण होता करता है, उसके अनन्तर 
अध्वर्यू सोम की आहुति आहवनीय अन्नि में छोड़ता है। इस प्रत्यक्ष कथन से वषदू- 
कर्त्ता होता ऋत्विक्‌ का सर्वप्रथम सोमभक्षण होना स्पष्ट है। इसी अर्थ का उप- 
पादक वाक्य आपस्तस्व क्रौतसूच् | १२।२४।६ ] में है--'पात्रे समवेतानां वषट्कर्त्ता 
पूर्वो मक्षयति' जहाँ एक पात्र में अनेक ऋत्विक्‌ सोमभक्षण करनेवाले हों, वहाँ 
वषदट्कर्त्ता होता ऋत्विक्‌ सर्वप्रथम सोमभक्षण करता है। 

इस विषय में यह कहना युक्त न होगा कि उक्त वाक्य केवल भक्षण का 
विधान करते हैं ; यहाँ प्राथम्य अविवक्षित है। कारण यह है कि प्राथम्य अन्य किसी 
वाक्य पे प्राप्त नहीं है, इसलिए उसे अनुबाद कहकर अविवक्षित नहीं माता जा 


जथ तृतीयाध्याये पञ्च॒म: पाद: ५६५ 


सकता । वह अपूर्वविधि है, उसकी उपेक्षा शक्य नहीं; अन्यथा 'प्रथम' पद का 

निर्देश व्यर्थ मानना होगा । एकसाथ अनेक गुणों का विधान करनेवाला वाक्य 

अशास्त्रीय नहीं है। अत: उक्तवाक्‍्य भक्षण के साथ प्राथम्य के विधायक हैं ॥३८॥ 
सूत्रकार उक्त अर्थ की पुष्टि में अन्य हेतु प्रस्तुत करता है-- 


कारणानुपुर्व्याच्च ॥३६॥ 


[कारणानुपूर्व्यात्‌] कारण की आनुपुर्वी से [च| भी होता का प्रथम सोम- 
भक्षण सिद्ध है । 

सोमभक्षण के निमित्त हैं-वषट्कार और होम । पहला निमित्त वषट्कार है, 
अनन्तर होम | वषट्कार होता करता है, होम अध्वर्यू । होता प्रथम 'बौषटू' 
उच्चारण करता है, अनन्तर अध्वर्यु आहुति देता है। अनुष्ठान का यह नैमित्तिक 
क्रम होता के कार्य को प्रथम और जध्वर्यू के कार्य को उसके पश्चात्‌ रखता है। 
कर्मानुष्ठान की इस आनुपूर्वी से मी होता का सोमभक्षण स्व प्रथम होना निड्चिचत 
है। फलत: एक पात्र में अनेक ऋत्विजों के सोमभक्षण के अवसर पर उस 
पात्र में सर्वप्रथम सोममक्षण होता करता है ॥३६॥ (इति होतु: प्रथमभक्षाधि- 
करणमू--१३) । 

(भक्षस्पानुज्ञापूर्वकत्वाधिकरणम्‌-- १४) 

शिष्य जिज्ञासा करता है--एक पात्र में अनेकों द्वारा जो सोममक्षण किया 
जाता है, वहां सन्देह है--क्या अनुज्ञापन करके या बिना अनुज्ञापन के ही सोम- 
भक्षण करना चाहिए ? अथवा आवश्यक रूप से अनुज्ञापनपूर्वक सोमभक्षण करना 
चाहिए ? पहले पक्ष में अनुज्ञापत का अनियम है, करे या न करे। दूसरे पक्ष में 
अनुज्ञापन आवश्यक है। 

“अनुज्ञा' पद का अर्थ है--अनुमति, सहमति, स्वीकृति । अनुज्ञापन है-- 
अनुमति एवं स्वीकृति लेना । एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति को किसी विशिष्ट कार्य के 
हेतु आमन्त्रित करता है, और उसमें अन्य व्यक्ति की अनुमति या स्वीकृति जानना 
चाहता है। यह सब भाव अंनुज्ञापन में आ जाता है। पहले विकल्प में कहे-सुने 
बिना या कभी कह-सुनकर भी अनियम से सोमभक्षण में लाघव प्रतीत होता है। 
नियम मानने पर व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए पहला पक्ष मानना युक्त 
होगा; ऐसा प्राप्त होने पर सूजकार ने सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया-- 


बचनादनुज्ञातभक्षणम्‌ ॥४०॥ 


[वचनात्‌ | शास्त्रीय वचन से ज्ञात होता है, [ अनुज्ञातमक्षणम्‌ ] अनुज्ञापन- 
पूर्वक ही सोमभक्षण करना चाहिए। 


कप मीमांसा-दरंन 


काठक संहिता [११।१] में वचन है--'इन्द्रो वै त्वष्टु: सोममनुपहुतो5पिबतू 
स॒ विश्वक सोमपीथेन व्याध्येत, तस्मात्‌ सोमो नानुपहत्ेन पातवे' इन्द्र ने एक 
बार त्वष्टा के सोम को बिना बुलाएं पिया; उस सोमपान से वह पूर्णरूप में 
तिरस्कृत हुआ, अत: सोमपान के लिए बिना बुलाये उपस्थित नहीं होना चाहिए । 

वचन में 'अनुपहृतः' पद है । उपहुत बुलाया हुआ, अनुपहूत न बुलाया हुआ। 
उपह्लान व अनुज्ञापन पद एक ही अर्थ को कहते हैं। यह एक साधारण व्यवहार 
की बात है, खाने-पीने आदि के अवसर पर बिना बुलाये उपस्थित होना प्राय: 
तिरस्कार का कारण हो जाता है। यजमान ऋत्विजों को सोमभक्षण के लिए 
आमन्त्रित करता है, तब ऋत्विज्‌ स्वीकृति देकर उपयुक्त अथवा पुर्वनिर्धारित 
स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। इसी आशय को सूत्र प्रकट करता है ॥४०॥ 
(इति भक्षस्थानुज्ञापुर्वकत्वाधिकरणम्‌--१४) । 


(वेदिकवचनेनानुज्ञापना धिकरणम्‌ू-- १५) 


अनुमति प्राप्त होने पर सोमभक्षण के लिए उपस्थित होता चाहिए, ऐसा 
निदचय हो जाने पर भी यह सन्देह रह जाता है कि अनुज्ञापत लौकिक वाक्य से 
किया जाय ? अथवा वैदिक वाक्य से ? इसके लिए कोई नियत व्यवस्था न होने 
के कारण साधारणतया लौकिक वाक्य से अनुन्नापन करे, ऐसा प्राप्त होने पर 
सूत्रकार ने व्यवस्था की-- 


तदुपहुत उपह्ृवयस्वेत्यनेतानुत्नापयेल्लिज्भात्‌ ॥४१॥ 


[तत्‌ |] उस सोमभक्ष के लिए [“उपहृत उपह्वयस्व' इति ]“उपहृत उपहृृयस्व' 
[अनेन] इस वैदिक वचन से [ अनुज्ञापयेत्‌ | अनुज्ञापन करे [लिज्जात्‌ ] उक्त वचन 
में अनुज्ञापत का सामथ्ये देखे जाने से । 

“उपहुतत उपह्ृलयस्व' यह वचन शतपथ ब्राह्मण [२।४।४।२५ | में पठित है। 
“यजुर्वेद [२।११ |में 'उपहुत उपह्ृलयताम्‌' पद पठित हैं । “उपह्तयताम्‌' के आधार 
पर शतपथ में 'उपह्यस्व' की ऊहा की गई प्रतीत होती है । यजुर्वेद में सर्वत्र जहाँ 
“उपहृत्त:' पद प्रयुक्त है, प्राशन व भक्षण का निर्देश है। इससे 'उपहृत, उपक्तयस्व! 
वचन में अनुज्ञापन का सामर्थ्य निहित है, यह ज्ञात होता है। इस वेदिक वचन से 
अनुज्ञापन का प्रयोजत सिद्ध हो जाने पर इस कार्य के लिए लौकिक वचन की 
निवृत्ति हो जाती है ॥४१॥ (इति वेदिकवचनेनानुन्नापताधिकरणमू--१५) । 


(वेदिकबाक्येत प्रतिवचनाधिकरणम्‌-- १६) 


यह विद्चिचत हो गया कि 'उपहूत उपह्ृयस्व' इस वैदिक वचन से अनुज्ञापन 
करे, पर यह सन्देह अभी बना है कि प्रतिवचचन--पअत्युत्तर में लौकिक बाक्‍्य का 


अथ तृतीयाध्याये पव्चम: पाद: भ्६७छ 


प्रयोग किया जाय ? अथवा वह भी वैंदिक वचन द्वारा हो ? वैदिक वाक्य का 
विनियोग प्रइन में किया गया है; प्रतिवचन में लौकिक वाक्य का प्रयोग क्‍यों न 
खाना जाय ? 

आचार्य सूत्रकार ने सिद्धान्त स्थिर किया-- 


तत्रार्थात्‌ प्रतिवचनस्‌ ॥४२॥ 


[तत्र ] उस अनुज्ञापन में [अर्थात्‌ | अर्थ-सामथ्यें से 'उपहूत:' यह पद [ प्रति- 
वचनम्‌ ] प्रतिवचन' होता है। 

अनुज्ञापन के लिए बताये गये वैदिक वचन में दो पद हैं--एक--“उपहूतः? 
दूसरा “उपहयस्व' । दूसरा क्रियापद है। यजमान इसका उच्चारण करता है, 
ऋत्विक्‌ का उपह्वान करता है, उसे आमन्त्रित करता है, बुलाता है--आओ, 
सोमभक्षण करो यह प्रथम कहे जाने से प्रश्नरूप है। आमन्त्रण को स्वीकार कर 
ऋत्विक्‌ “उपहृत:” उच्चारण करता हुआ सोमभक्षण के लिए सदःस्थान में उप- 
स्थित हो जाता है। तात्पयं है--मैं उपहृत हूँ, आमन्त्रित हूँ, सोमभक्षण के लिए 
मुफे बुलाया गया है, वह स्वीकार है । वह सदोमण्डप में पहुँच जाता है । 

इस प्रसंग में यह कहना संगत न होगा कि प्रइनरूप में कहा गया वचन पहले 
पढ़ना चाहिए, उत्तररूप में कहा गया अनन्तर; पर मूल ग्रन्थ [श० ब्रा०] में 
इनका विपयंथ क्यों है ? वस्तुत: कोई भी पद अपने अर्थ-सामथ्यं से उपयुक्त अवसर 
पर प्रयुक्त किया जाता है; उनकी आनुपूुर्वी अर्ंबोधन में बाधक नहीं होती। 
शास्त्र का यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है--'यस्य यबेनाथथंसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तस्य 
सः ---अथे-सामश्यें से पद का प्रयोग वहीं होगा, जिसके साथ उसका सम्बन्ध है, 
भले ही वह पाठ में पहले-पीछे कहीं पढ़ा गया हो । फलत: *उपहुत उपह्वयस्व' इस 
वेदिक बचन के दुसरे पद का उच्चारण यजमान प्रथम करता है । उसके प्रतिवचन 
में अधिकृत ऋत्विक्‌ 'उपहृत:' उच्चारण करता है। इस प्रकार प्रश्न-प्रतिवचन 
दोनों बैदिक वचन द्वारा किये जाते हैं। यज्ञ-प्रसंग में लौकिक वाक्य प्रयुक्त नहीं 
होने चाहिए, यही इसका तात्पयं है। आपस्तम्ब श्रौतसूज [ १२।२४।१४५ व ड़] 
में उक्त आधार स्पष्ट लिखा है--“उपहूत इति प्रतिवचन:” ।४२॥ (इति वैदिक- 
वाक्येन प्रतिवचनाधिकरणम्‌--१६) । 


(एकपाजाणामनुज्ञापनाधिकरणम्‌--१७) 


वँदिक वचन से अनुज्ञापन किये जाते का निश्चय होने पर भी यह सन्देह है 
कि क्या जहाँ अनेक व्यक्ति एक पात्र में सोमभक्षण करते हैं, वहीं अनुज्ञापन होता 
चाहिए ? अथवा खवंत्र सोमभक्षण के अवसर पर ? इस विषय में कोई विद्ेष 
कथन न होने से सर्वत्र सोमभक्षण के अवसर पर अनुज्ञापन किया जाना प्राप्त 


श्८ मीमांसा-दशंस 


होता है। 


आचार्य सूत्रकार ने इसे व्यवस्थित किया -- 


तदेकपात्नाणां समवायात्‌ ॥४३॥ 

[तत्‌] वह अनुज्ञापन |एकपात्राणाम्‌ ] एक पात्र में सोममक्षण करनेवाले 
व्यक्तियों का करना चाहिए, [समवायात्‌ ] अनेक व्यक्तियों का सोमभक्षण एक 
पात्र में इकट्ठा होने से । 

जहाँ एक पात्र में अनेक व्यक्तियों ने सोमभक्षण करना हो, वहीं अनुज्ञापन 
(+>अनुमति) आवद्यक है। अनुज्ञापन का स्वरूप है--जहाँ कोई कार्य एक 
व्यक्ति करता है, वहीं अन्य व्यक्ति कार्य करना चाहे, तो दुसरे की भावता को 
अनुकूल बनाते के लिए अनुज्ञापन अपेक्षित है। जहाँ एक पाज में अनेक व्यक्तियों 
ने सोमभक्षण करना है, वहाँ एक-दूसरे की अनुमति से कार्य करने में संघर्ष की 
आशंका या सम्भाववा टल जाती है। अपने-अपने भिन्‍न पात्रों में सोमभक्षण के 
अवसर पर ऐसी स्थिति आने की सम्भावना ही नहीं रहती, क्योंकि वहाँ एक के 
द्वारा प्रयोग किये गये पात्र में अन्य कोई भक्षण नहीं करता । 

संघर्ष के दो आधार हो सकते हैं --एक, क्रम या आनुपूर्वी, अर्थात्‌ पात्र का 
पहले प्रयोग कौन करे ? दूसरा, भक्ष्य पदार्थ की न्यूनाधिकता का होना। संघर्ष के 
पहले आधार को ठालने के लिए व्यवस्था की गई है--सर्वप्रथम सोमभक्षण होता 
ऋत्विक्‌ करेगा, अनन्तर निर्धारित क्रम से अन्य ऋत्विक्‌ । एक॑ पात्र में भरा 
सोम समान भागों में बॉटा नहीं जाता। ययाक्रम उसी पात्र से चुल्लू में अन्दाजा 
के साथ सोम भक्षणाये दिया जाता है। उसमें स्वभावतः कुछ-न-कुछ न्यूनाघिकता 
सम्भव है। ऐसी स्थिति में परस्पर किसी के चित्त को ठेस न लगे, अनुज्ञापन 
आवश्यक होता है। कदाचित्‌ भूल से न्यूनया अधिक सोमभक्षण किसी के द्वारा 
हो जाय, तो उसमें कोई भी अन्य सदस्य अपने चित्त की प्रसन्‍तता नष्ट न होने दे; 
इसी भावना से अनुज्ञापन एक पात्र में अनेकों के द्वारा सोमभक्षण में सम्भव है, 
सर्वत्र सोमभक्षण में नहीं ।॥४३॥ (इत्ति एकपात्राणामनुज्ञापनाधिकरणम्‌- -१७ ) 

(स्वयं यष्ट्यैजमानस्य झक्षास्विताधिकरणम्‌--१८) 

ज्योतिष्टोम प्रकरण में ऋतुयाग" पठित हैं। वहाँ वाक्य है--'यंजमानस्य 
याज्या, सोउभिप्रेष्यति, होतरेतद्‌ यज' इति। यजमान की याज्या है, प्रशास्ता द्वारा 
ब्रेरित यजमान होता को प्रैष देता है--हे होतः ! यह पढ़कर यजन करो। 


१. इस विषय में द्ष्टव्य हैँ--कात्या० श्री० ६१३।१-६ छ॥ तथा आप» शौन 
श्ररह्त ११ एवं १२२७ १३॥ 


अथ तृतीयाष्याये पत्चमः पादः ५६६ 


प्रधान याग के प्रारम्भ में जिन ऋचाओं से आहुतियाँ दी जाती हैं, उनका नाम 
“याज्या' है। वे सब ऋचाएँ होत्रकाण्ड में पठित हैं, इसलिए होता ऋत्विक्‌ उनका 
पाठ करता है, पाठ के अनन्तर “वषट्‌” शब्द का उच्चारण करने पर अध्वर्यु 
आहवनीय अग्नि में सोम की आह॒ति देता है। प्रशास्ता से प्रेरित यजमान इसी 
यजन के लिए होता से कहता है--'एतद्‌ यज' इति। 
अन्यत्र पाठ है-- स्वयं वा निषद्य यजति” अथवा यजमान होता को यजन के 
लिए न कहकर स्वयं बैठकर यजन करता है। तात्पय है--यजमान स्वयं याज्या 
ऋचा का पाठ कर वषट्‌ शब्द के उच्चारणपूर्वक आहवनीय अग्ति में सोम की 
आहुति देता है। यहां सन्देह है-क्या इस प्रसंग में सोमभक्षण यजमान को करना 
चाहिए ? अथवा नहीं ? 
वाक्य में 'पठति” पद है, इससे यजमान के लिए केवल याज्या के पाठ का 
विधान विदित होता है। होता से याज्या-पाठ का अपनय (दूर हटाना) किया 
गया; भक्षण का अधिकार तो होता का रहेगा ही । 
आचार्य सूत्रकार ने इसी अथ्थ को पूर्वपक्षरूप में सूचित किया-- 


याज्यापनये नापनोतों भनक्षः प्रवरवत्‌ ॥४४॥ 


[याज्यापनय ] होता का याज्या से अपनय-सम्बन्ध-विच्छेद होने पर 
[भक्ष:] होता का सोमभक्षण [ न-अपनीत: | दूर नहीं होता, अर्थात्‌ सोममक्षण 
होता का ही रहता है, [प्रवरवत्‌ ] याग के प्रारम्भ में होता के वरण के समान । 

याग के प्रारम्भ में यजमान 'होता'-रूप में एक ऋत्विक्‌ का वरण करता है । 
सम्पूर्ण अनुष्ठान में वह एक कम है। होता द्वारा याज्या-पाठ न किये जाने पर भी 
उसका होता-पन बना रहता है। इसी प्रकार याज्यापाठ एक कम है, सोमभक्षण 
अन्य कर्म है। याज्यापाठ के अपनय से भरक्षण का अपनय तहीं होगा । अतः सोम- 
मक्षण होता का होना चाहिए। 

आशंका होती है--'याज्याया अधि वषट्‌ करोति' याज्या-पाठ के अनन्तर 
वषट्कार करता है,--इस वाक्य के अनुसार जो याज्या का पाठ करता है, वही 
वषट्कार करता है। यजमान ने याज्या-ऋचाओं का उच्चारण किया है, तब वही 
पाठ के अनन्तर वषट्‌ का उच्चारण करेगा । इस विषय में शास्त्रीय व्यवस्था है 
किजो वषट्कार करता है, वही सोमभक्षण करता है। इस व्यवस्था के अनुसार 
सोमभक्षण यजमान का होना चाहिए, होता ऋत्विक्‌ का नहीं । 

यह आशंका वस्तुत: निराघार है; क्योंकि वघट्कार याज्या का अवयव या 
गज़ूरूप नहीं है, जो याज्या के साथ अनिवाये रूप से बंधकर रहे ॥ याज्या अपनी 
जगह है, वषट्‌्कार अपनी जगह है । 'याज्याया अधि वषट्‌ करोति'---याज्या के 
अनन्तर 'वषट्‌” करता है” वाक्य के साथ उक्त स्थिति का कोई विरोध नहीं है । 


३७० मीसांसा-दर्शन 


यजमान द्वारा याज्या-पाठ किये जाने के अनन्तर होता वषद्कार करेगा। वषट्‌- 
कर्त्ता ही सोमभक्षण का अधिकारी है, इस प्रकार होता का सोमभक्षण सिद्ध है। 
'स्वयं वा निषद्य यजति' वाक्य यजमात द्वारा याज्या-पाठ किय्रे जाने का विधान 
करता है। यह वचन होता से याज्या का अपनय भले ही करे, इससे बषट्कार का 
अपनय नहीं होता, वषट्कार होता करेगा ही। वाक्य से जो अर्थ अभिव्यक्त होता 
है, उतना ही ग्रहण करना चाहिए। 'स्वयं वा निषद्य यजति' वावय केवल याज्या- 
विषयक है । अतः यजमान द्वारा याज्या-पाठ में सोमभक्षण होता का होना 
चाहिए ॥४४॥ 

आचार्य सूत्रकार ने पुर्वेपक्ष का निराकरण करते हुए सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत 
किया-- 


सष्दुर्वा कारणागमात्‌ ॥४५॥७ 


[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पयें है--होता का 
याज्या से अपनय होने पर भी सोमभक्षण से अपनय नहीं होगा' यह कथन युक्त 
नहीं है। अतः [यष्ट्‌:| यजन करनेवाले यजमान का सोमभक्षण निश्चिचत है, 
[कारणागमात्‌ | कारण ->सोमभक्षण कारण के आगम -- प्राप्त होने से; तात्पर्य 
है--जो यजन करता है, उसी का सोमभक्षण होता है। 

“स्वयं वा निषच्ध यजति' वाक्य में 'यजति' का आर्थ है--श्जन करता है। 
देखना चाहिए, 'यजन' का स्वरूप व्या है ? याज्या-ऋचाओं का पाठ करना, 
उसके अनन्तर 'वषट्कार'-उच्चा रणपूर्वक आहवनीय अग्नि में सोम की आहुति 
देना, यह सब व्यापार 'यजति' क्रिया के पेटे में आता है । वषट्कार का उच्चारण 
सोमभक्षण का कारण है; जो उच्चारण करेगा, उसी का सोमभक्षण है | याज्या- 
ऋचाओं के पाठ के अनन्तर यजमान वषट्कार-उच्चारणपूर्वक अग्नि में आहुति 
प्रदान करता है, अतः सोमभक्षण यजमान का है। 

गत सूत्र की व्याख्या में जो यह कहा गया कि यजमान द्वारा याज्या-पाठ के 
अनन्तर वषट्कार का उच्चारण होता करेगा, यह कथन बश्ञास्त्रीय है । यजन 
के विषय में शास्त्र का निर्देश है--'अनवानता यष्टव्यम्‌'--बीच में इवास लिये 
बिता यजन करना चाहिए । याज्या ऋचा के अन्त में वषट्कार-उच्चा रणपूर्वक 
अग्नि में आह॒ति देता, यह सब एक इवास में होता चाहिए | यह तभी सम्भव है, 
जब स्वयं यजमान याज्या-पाठ के अन्त में 'वषट्‌' उच्चारण करता हुआ आहुति 
देता है। मध्य में होता द्वारा वषपट्कार का उच्चारण मानने पर एक इवास में 
मजन का होना असम्भव है । इसलिए 'स्वयं वा निषय्य यजति' द्वारा विहित यजन- 
कम के मध्य में श्वास न लेने का [अनवानता यष्टव्यम्‌ ] विधान है। यजमान 
द्वारा स्वयं बैठकर यजन करने का विधान केवल याज्यामात्र-उच्चारण में 


अथ तृतीयाध्याये पञ्चमः पादः ५७१ 


पर्यवसित नहीं है । यह साज्भ कम के पूर्ण अनुष्ठान का विधान है, अतः इसमें 
यजमान का सोमभक्षण निदिचत है ॥४५।॥ 

गत सूत्र में जो यह कहा गया कि स्वयं यजमान द्वारा यजन करने पर भी 
जैसे ऋत्विक्‌ रूप में होता का वरण अपनीत नहीं होता, वैसे ही होता का सोम- 
भक्षण भी अपनीत नहीं होगा | इस विषय में यूत्रकार ने बताया-- 


प्रवत्तत्वात्‌ प्रवरस्यानपायः ।॥४६॥ 


[प्रवृत्तत्वात्‌] प्रारम्भ से होता का वरण होकर याग की सम्पन्तता तक 
होता-पन प्रवृत्त--चालू रहने के कारण [प्रवरस्य | वरण का | अनपाय: |] अपनय ++ 
दूर होना-- उच्छेद नहीं होता । 

यजमान द्वारा होता ऋत्विक्‌ का वरण याग के प्रारम्भ में हो जाता है। होता 
की यह स्थिति याग सम्पन्न होने तक सम्पूर्ण यागकाल में बनी रहती है। यदि 
विधान के अनुसार बजमान स्वयं याज्या का यजत करता है, तो इससे वरण किये 
होता का होतृभाव समाप्त नहीं हो जाता । ज्योतिष्टोम प्रकृतियाग है; प्रकृतियागों 
में जो विधि जहाँ कहा है, वहाँ उसी प्रकार उसका अनुष्ठान होना चाहिए। ऐसा 
न करने पर कम विगुण हो जाता है। विग्रुण कर्म अभीष्सित फल देने में असमर्थ 
रहता है। विक्ृतियागों में ऐसा होता है कि जहाँ जो कर्म अपेक्षित है, पर कथित 
नहीं है, उसका “प्रकृतिबद्‌ विकृति: कत्तंब्या' वचन के अनुसार प्रकृतियाग में उस 
अवसर पर जैसा कहा है, वैसा अनुष्ठान कर लिया जाता है। पर ज्योतिष्टोम 
प्रकृतियाग है; यहाँ जो विधान जहाँ है, वह सब अपूर्वविधि है। यदि यजमान के 
द्वारा स्वयं याज्या-होम से होता का वरण उच्छिन्न माना जाय, तो आगे होम के 
लिये उसका पुन: वरण करना होगा । यह नितान्त विधिहीन हो जायगा, क्योंकि 
इस अवसर पर वरण का विधान नहीं है । ऐसा करने से समस्त कर्म विगुण व 
निष्फल हो जायगा। अतः यजमान के याज्या-होम से होता का होतुभाव अपनीत 
नहीं होता । याज्या-ऋचा के उच्चारणपूवंक पजमान वषट्कार करता है, और 
आहवनीय अग्नि में सोम की आहुति देता है। 'यत्र वषट्कारस्तत्र भक्षणमपि' इस 
व्यवस्था के अनुसार सोमभक्षण यजमान का हो होगा । फलत: इस अनुष्ठान में 
होता से सोमभक्षण का अपनय है, होतु-बरण का नहीं,--यह सिद्धान्त निदिचत 
होता है ॥४६।॥ (इति स्वयं यष्ट्यंजमानस्य भक्षास्विताधिकरणम्‌--१८) । 


(फलचमसस्य इज्याविका रताधिकरणम्‌--१६) 


ज्योतिष्टोम-प्रसंग में सन्दर्भ पठित है---'स यदि राजन्यं वा वेइ्यं वा याज- 
येत्‌, स यदि सोम विभक्षयिषेत्‌, न्‍्यग्रोधस्तिभी राहत्य ता: सम्पिष्य दधनि उन्मृज्य 


भ्र्डर मीमांसा-दर्शन 


तमसो भक्षं प्रयच्छेन्न सोमम्‌*-यदि ज्योतिष्टोम याग करनेवाला क्षत्रिय अथवा 
वैश्य है, और वह सोमभक्षण करता चाहता है, तो उसको बट वृक्ष की कोंपल- 
कलियों का रस दही में सिलाकर भक्षण करावें, सोमभक्षण न करायें। यहाँ सन्देह 
है---क्या यह फलचमस (बड़ की कलियों के दघिमिश्चित रस से भरा चमस ) मक्ष 
का विकार है ? अथवा याग का विकार ? तात्पय है--वया यह केवल भ्रक्षण के 
लिए है ? और आहृति सोम की ही दी जायगी ? अथवा आहुति भी फलचमस की 
दी जायगी ? 

सन्दर्भ-पदों के आधार पर ज्ञात होता है कि फलचमस का सम्बन्ध भक्षण के 
साथ है, इसलिए यह भक्ष का विकार होना चाहिए। इसी अर्थ को पूर्वेपक्षरूप में 
सूत्रकार ने कहा-- 


फलचमसो नैमित्तिको भक्षविकार: श्रुतिसंयोगात्‌ ॥४७॥ 


[नैमित्तिक:] निमित्तविशेष से प्राप्त हुआ [फलचमसः] फल-रसोंबाला 
चमस [भक्षविकार:] सोमभक्षण का विकार है; अर्थात्‌ केवल सोमभक्षण के 
स्थान पर इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि [श्रुतिसंयोगात्‌ ] श्रुति-पदों से 
अक्षण के साथ इसका सम्बन्ध ज्ञात होता है। 

श्रुति-सन्दर्भ में पद हैं --/तमस्मे भक्षं प्रयच्छेत्‌' क्षत्रिय या बैइव यजसान के 
लिए उस फलचमस को सोमभक्षण के स्थान में भक्षणरूप प्रदान करे। 'भक्षं 
प्रयच्छेत्‌' पद हैं, 'यजेत्‌' अथवा 'इज्यां कुर्यात्‌' यजन करे, ऐसा उल्लेख नहीं है । 
इसलिए फलचमस को भक्ष का विकार मानना चाहिए। आहुति सोम की दी 
जानी चाहिए ॥४७॥ 

पुरव॑पक्ष का निवारण करता हुआ आचार्य सूत्रकार सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत 
करता है-- 

इज्याविकारो वा संस्कारस्य तदयथेत्वात्‌ ॥४८॥ 

[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की र्थिवृत्ति का य्ोदक है। तात्पयय है---फलचमस 
भक्षविकार नहीं है, [इज्याविकार: | याग का विकार है, [संस्कारस्य ] संस्कार 
के [तदर्थ॑त्वात्‌ | याम के लिए होने से । 

बट वृक्ष की घुंडियों और कोंपल-पत्तों को पीस-छानकर निकाले गये रस में 
दही मिलाकर संस्कार किया गया याग-साथतद्रव्य याग के लिए है। आहुति के 
लिए जिस चमस में यह संस्कृत द्रव्य भरा जाता है, वह 'फलचमस' है। ज॑से-- 


१. इसका उल्लेख सुत्र [ ३।५॥२२ | पर भी हुआ है। वाक्य तुलना करें, आप ० 
ओर [१२२४४ |, तथा सत्या० (हिरण्य७) श्रौ० [८७४३ ) 


अंथ तृतीयाध्याये पञ्च्म: पाद॑: ४७३ 


सन्दर्भ के उपसंहार में फलचमस का “भक्षति' के साथ सम्बन्ध है, ऐसे ही सन्दर्मे 
के उपक्रम में उसका 'यजति' के साथ सम्बन्ध है। प्रारम्भ में स्पष्ट कहा है--- 
'क्षत्रियं वा वैश्यं वा याजयेत्‌' क्षत्रिय अथवा वैश्य को जब ज्योतिष्टोम यजन 
कराये। इस याग का साधन-द्रव्य क्या होगा ? यह अगले पदों से स्पष्ट है-- 
'न्यग्रोधस्तिभी राहत्य ता: सम्पिष्य दधनि उन्मृज्य' बट वृक्ष की ताज़ा घुंडियों, 
कोंपल पत्तों व फलों को तोड़, उन्हें पीस-छानकर तैयार किये फलरस में दही 
मिलाकर सम्पन्न हुआ द्रव्य-याग का साधन है। 

ज्योतिष्टोम में क्षत्रिय अथवा वैश्य यजमान होने पर उन्हीं के निमित्त से यह्‌ 
फल्रस सोम के स्थान में याग-साधन होने के कारण यद्यपि नैमित्तिक हैं, तथापि 
ब्राह्मण यजमान होने पर जो कर्म सोम द्वारा सम्पन्न होता है, वह सब कर्म क्षत्रि- 
यादि यजमान होने पर फलरस द्वारा सम्पन्न होगा। नैभित्तिक होने से फलचमस 
का “यजति' से सम्बन्ध तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे भक्षण के साथ फलचमस का 
सम्बन्ध श्रुत है, ऐसे ही 'याजयेत्‌' यह 'यजति' के साथ सम्बन्ध श्रुत है। इससे 
उपक्रम और उपसंहार दोनों का सामठजस्य अबाघित रहता है। भक्षति के साथ 
फलचमस का सम्बन्ध तभी सम्भव है, जब पहले यजति के साथ सम्बन्ध हो। 
भक्षण यागकाल में यागशेष का ही माना गया है। 

सन्दर्म के अन्तिम पद “न सोमम्‌' क्षत्रियादि यजमान होने पर सोम का 
निषेध' यह स्पष्ट करते हैं कि ऐसी स्थिति में सोम का पूरा प्रतिनिधित्व फलचमस 
ग्रहण करता है। यदि फलचमस का सम्बन्ध केवल भक्षण से माना जाय, तो प्रश्न 
होगा--ऐसे याग में आहुति किस द्रव्य की दी जाय ?यदि आहुति सोम की मान्री 
जाती है, तो भक्षण में सोम का निषेध अनुपपन्‍न होगा, क्योंकि मक्षण यज्ञशेष का 
ही होता है, और वह सोम होगा । इसलिये मक्षण में सोम का निषेघ तभ्नी उपपन्न 
होगा, जब फलचमस का 'यजति' से सम्बन्ध माना जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता 
है, फलचमस इज्या (>>याग) का विकार है; याग >> यजन से सम्बद्ध है ॥४८॥ 

आचार्य सूत्रकार ने इसी अथे की पुष्टि में अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


होमात्‌ ॥४९॥ 


[होमात्‌ ] होम का निर्देश पाये जाने से सिद्ध होता है कि फलचमस इज्या 
का विकार है । 

फलचमस से होम किये जाने का निर्देश पाया जाता है । वाक्य है---'यदान्यां- 
दचमसान्‌ जुद्धति अथैतस्य दर्भतरुणकेनोपहत्य जुह्दोति'' जब ऋत्विज्‌ अन्य चमसों 


१. तुलना करें-'यदान्यांइ्चमसान्‌ जुद्धृत्यथैतस्य दर्मतरुणेनोपह॒त्यान्त: परिध्या- 
हृवनीयादज्भारं निवर्त्यं अहं व्वदस्मि इति जुहोति' सत्या० (हिरण्य०) औ० 


भ्रछड मीमांसा-दर्शन 


का होम करते हैं, तव इस फलचमस को--दर्म की दृढ़ डण्ठी अथवा दर्भमुष्टि 
[दाभ घास के अनेक तिनकों को मिलाकर बनाई कूंची ] से हिंलाकर होम करता 
है। फलचमस के होम का यह स्पष्ट निर्देश सिद्ध करता है कि फलचभस इज्या का 
विकार है, अर्थात्‌ वह थाग के लिए तैयार किया जाता है; केवल भक्षण के लिए 
नहीं । यागशेष का भक्षण तो स्वतः प्राप्त होता है ॥४६॥ 

इसी अर्थ की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया -- 


चमसैश्च तुल्यकालत्वात्‌ ॥५०णा 


[चमसे:] अन्य चमसों के साथ [तुल्यकालत्वात्‌ |फलचमस को होम के लिए 
उठाने का समानकाल होने से [च] भी जाना जाता है कि यह इज्या का विकार 
है, अर्थात्‌ याग से सम्बद्ध है। 

वाक्य है--'यदान्यांब्चमसानुन्नयन्ति, अथैतं यजमानचमसमत उल्नयति' 
[सत्या० श्रौ०, ८७४३] जब अन्य चमसों का द्रोणकलश से उन्नयन करते हैं, 
तब इस यजमान-चमस (फलचमस) का उपपात्र से उन्नयन करता है, जिसमें 
स्थग्रोधस्तिभियों का रस भरा रक्‍्खा है । द्रोगकलश में सोमरस भरा है। होम के 
लिए चमसों से' मरकर जैसे वह उठाया जाता है, ऐसे ही बट वृक्ष की घुंडियों व 
कोंपल-पत्तों का दघिमिश्रित रस जिस पात्र में भरा रहता है, वहाँ से होम के लिए 
उसको यजमान-चमस (फलचमस ) में भरकर उठाया जाता है। इससे स्पष्ट होता 


(५।७।४३ ) वाक्य के 'द्मंतरुणेन' पद के स्थान पर शत०ब्रा० (३॥ १२॥७) 
में 'दमंतरुणकेनादघाति' पाठ है। तरुण पद से हृस्व अर्थ में [अष्टा० 
भ।३८६] 'क' प्रत्यय होने से पद का अर्थ होगा--दाम घास के तिनकों से 
बनाया गया छोटा-सा गुच्छा, न अधिक लम्बा हो न अधिक मोटा। तिनके 
केवल इतने होने चाहिएँ कि बंधकर जिनमें दृढ़ता आ जाय । लम्बाई छह 
अंगुल और मोटाई कनिष्ठिका अंगुली के अग्रभाग के बराबर पर्याप्त है। यह 
इसीलिये है कि फलचभस में भरे रस को गुच्छे के अग्रभाग से हिलाये जाने 
पर तिनके मुड़न जायें तथा रस गुच्छे के अग्रभाग में इतना लग जाय, जिससे 
आहवनीय में आहुति दी जा सके, अथवा आहवनीय से अंगारा निकालकर 
उसी परिधि (सीमा) में उसे रखकर गुच्छे से रस को उसपर छिठका जा 
सके । 

रक्त सन्दर्भ में यही निर्देश है--जब अन्य चमसों को होमते हैं, तब 
इस फलचमस के रस को दर्भ के लधु गुच्छे के अग्रभाग से हिलाकर एवं 
आहवनीय की परिधि में ही आहवनीय से अलग रक्खे अंगार पर गुच्छे में 
लगे रस को 'जहं त्वदस्मि' यह उच्चारण करता हुआ ह्वोमता है। 


अंथ तृतीयाध्याये पञ्चम: पादः १७५ 


है, फलचमस याग से सम्बद्ध है, केवल भक्षण से नहीं ॥५०॥॥ 

इसी अर्थ की पुष्टि में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 

लिड्डभदर्शनाच्च ॥५१॥ 

[लिझज्जुदशनात्‌ ] लिज्ञ--हेतु के देखे जाने से [च] भी फलचमस इज्या- 
विकार सिद्ध होता है। 

चालू अधिकरण के विवेचनीय प्रारम्भिक वाक्य के उपसंहार में कहा है-- 
“तमस्मे भक्षे प्रयच्छेन्न सोमम्‌' असम --इस क्षत्रिय व वेश्य यजमात के लिए उस 
भक्ष को देवे, सोम न देवे। सोमभक्षण का निषेध इस तथ्य का प्रयोजक है कि 
आहबवनीय में आहति न्यग्रोधस्तिभियों के दधिमिश्चित रस की दी गई है। यदि 
उसकी आहुति न दी जाती, तो सोम की दी जाती। उस अवस्था में सोमभक्षण 
का निषेध सम्भव न था, क्योंकि भक्षण हुतशेष का ही होता है । इससे सोमभक्षण- 
निषेध इस बात का श्रयोजक है कि क्षत्रियादि यजमान होने पर आहवनीय में 
आहुति न्यग्रोधस्तिभियों के दधिमिश्रित रस की दी गई है । उसी का शेष, भक्ष के 
लिए प्रस्तुत किया गया । आहवनीय में जिसकी आहुति दी जाती है, उसे याग से 
असम्बद्ध कौन कह सकता है ? इसके परिणामस्वरूप फलचमस इज्या का विकार 
है, यह निश्चित है ॥।५१॥ (इति फलचमसस्य इज्याविकारताइधिकरणम्‌--१६ )। 


(ब्राह्मणानामेव राजन्यचमसानुसपंणाधिकरणम्‌--२०) 


राजसूय यागर के अन्तर्गत 'दशपेय” नामक एक यागविशेष है। उस प्रसंग में 
वाक्य है--शत्ं ब्राह्मणा: सोमान्‌ मक्षयन्ति; दशदश्ैकक चमसमनुसर्पन्ति' सौ 
द सोम का मक्षण करते हैं; दश-दश एक-एक चमस के प्रति अनुसपंण करते 

॥ 

राजसूय याग के अनुष्ठान का अधिकार राज्याभिषिक्त राजा का माना गया 
है। इस याग के पूर्ण होने में एक वर्ष से कुछ अधिक दिन लग जाते हैं। इसका 
आरम्भ फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा से होता है । एक वर्ष और एक मास तक विभिन्‍न 
कर्म होते रहते हैं, तत्पश्चात्‌ अगले वर्ष चैत्रशुक्ला प्रतिपदा के दिन अभिषेचनीय- 
संज्ञक सोमयाग होता है; वह पाँच दिन साध्य है। इसमें प्रथम दिन दीक्षा, अगले 
तीन दिन उपसत्‌, तत्पश्चात्‌ एक दिन सुत्या--सोमयाग होता है । तदनन्तर दक्ष 
संसूप' हवियों का याग | इनका विवरण है--षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 
दश्ममी और एकादझ्षी के छह दिनों में छह संसूप हृविष्क याग होते हैं । तत्पश्चात्‌ 


१. संसृप हवि->तरल हवि आज्य, सोम तथा न्यग्रोधस्तिभियों का द्िभिश्चित 
स्वरस | 


भ७६ मीमांसा-दर्शन 


द्वादशीं के दिन शेष चार संसूप हविष्क याग। द्वादशी से ही 'दशपेय' याग का 
आरम्भ होता है। दछ्षपेय के प्रथम दिन का दीक्षा-कर्म अभिषेचनीय में हो जाता 
है, अतः द्वादशी, त्रयोदशी और चतुरद्देशी में तीन उपसत्‌, और चौथे पूण्णिमा के 
दिन सुत्या --सोमयाग होता है।” 

इसी अवसर पर 'शरततं ब्राह्मणा:' आदि वाक्य श्रुत हैं, यद्यपि ये वाक्य चत्त मान 
वैदिक बाझूसय में उपलब्ध नहीं हैं। 'दशपेय' नाम का निमित्त बनाने के लिए 
वाक्य का उत्तरांज्ष शतपथ ब्राह्मण [५॥४॥५॥३] में निम्नांकित रूप से उपलब्ध 
है--अथ यहशमे5हन्‌ भ्रसुतो भवति तस्माहृशपेय;, अथो यहशदशैकैक॑ चमसमनु- 
सुप्ता भवन्ति तस्माद्वेव दशपेय:” दशपेय नाम के दो निमित्त बताये : एक--दसवें 
दिन अनुष्टित होना; दूसरा--दस-दस की एक संख्या में एक-एक चमस के लिए 
अनुसपंण करना । 

यहाँ चमस दस हैं-एक यजमान का राजन्यचमस, नौ चमस ब्राह्मण ऋत्विजों 
के । एक-एक 'चसस के शेष हवि को दस-दस व्यक्तियों ने भक्षण करना है । यहाँ 
'राजन्य चमस में सन्देह है-उसका भक्षण दस राजन्य करें ? अथवा उसका भक्षण 
भी दस ब्राह्मण करें ? यजमान राजन्य है, इसलिये उस चमस का भक्षण दस राजन्य 
व्यक्तियों द्वारा किया जाना प्राप्त होता है। इसी अर्थ को सूत्रकार ने पूर्वप क्षरूप 
में प्रस्तुत किया-- 


अनुप्रसपिषु सामान्यात्‌ ॥५२॥ 


[अनुप्रसर्पिषु ] राजन्यचमस सोम का अनुसपंणपूर्वक भक्षण करनेवालों में 
[सामान्यात्‌ ] वर्णसाम्य से राजन्य ही अनुसपंण करें, ऐसा जाना जाता है। 

दस व्यक्तियों का एक-दूसरे के पीछे धीरे-धीरे सरकना अनुसपंण है। यह्‌ 
सौममक्षण के लिए होता है। अत: वर्ण की समानता के आधार पर राजन्यचमस- 
सोम्रभक्षण के लिए दस राजन्य व्यक्तियों का अनुसपंण समञ्जस प्रतीत होता है। 

शंका है--वाक्य में 'शतं ब्राह्मणा: पठित है, यदि राजन्यचमस का दस 
राजन्य भक्षण करते हैं और शेष नो चमसों का नब्वे ब्राह्मण,तो वाक्य में ब्राह्मणों 
की शत संख्या का कथन असंगत हो जाता है । अत: राजन्यचमस के भक्षण के लिए 
दश ब्राह्मणों का ही अनुसर्पण मानना चाहिए। यद्यपि आपाततः यह कथन युक्त 
प्रतीत होता है, पर वास्तविकता यह नहीं है। शत संख्या का जसामज्जस्य उस 
दक्षा में कहा जा सकता है जब शत संख्या का यहाँ विधान किया गया हो। वस्तुतत: 
शतसंख्य 'दशदशैकंक से ही प्राप्त है। यहां “शर्त ब्राह्मणा:' में झ़तसंख्या अनुवाद- 
मात्र है। ब्राह्मण पद अधिक संख्या होने से दिया गया है। ग्राम में सभी वर्णों के 


श्‌. द्रष्टव्य--युधिष्ठिर मीमांसककृत शाबरभाष्य, हिन्दी व्याख्या, पृष्ठ ६६४॥ 


अथ तृतीयाध्याये पहञ्चम: पा: भ्रछछ 


लोग रहते हैं, पर यह ब्राह्मणों का ग्राम है, यह ठाकुरों का, ऐसा व्यवहार उस 
वर्ण की अधिक संख्या होने के कारण लोक में देखा जाता है। फलत:ः 'छतं ब्राह्मणा:' 
में सौ संस्या राजन्य मिलकर अभिप्रेत है। इसके अनुसार राजन्यचमस के राजन्य 
व्यक्तियों का अनुसपंण निर्बाघ है। 

इसके अतिरिक्त यह मी ध्यान देने योग्य है कि राजन्यचमस न्यग्रोघस्ति- 
भियों से तैयार किया जाता है। वह सोमचमस नहीं है। सोमचमस उच्छिष्ट नहीं 
माना गया ; पर राजन्यचमस में उच्छिष्टता-दोष होगा, जो ब्राह्मण के लिए अग्राह्म 
है। इसलिये राजन्यचमस में राजन्य का ही अनुसपंण युक्त प्रतीत होता है ॥५२॥ 

आचार्य सूत्रकार ने पू्वेपक्ष का निराकरण करते हुए सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत 
किया-- 


ब्राह्मणा वा तुल्यशब्दत्वात्‌ 0५३७ 


[वा ]'वा' पद पूव॑पक्ष की निवृत्ति का द्योतक है | तात्पये है--राजन्यचमस- 
मक्षण के लिए राजन्य ही अनुसपंण करें, यह कथन युक्त नहीं है; [ब्राह्मणा:] 
राजन्यचमस में ब्राह्मण अनुसपंण करें, [तुल्यशब्दत्वात्‌ | उक्त वाक्य में एकसात्र 
ब्राह्मण शब्द का प्रयोग होने से । 

एक पद के अभे में जैसे 'समान' शब्द का प्रयोग होता है, ऐसे ही सूत्र में 
'तुल्य शब्द का प्रयोग एकार्थवाचक है। शर्त ब्राह्मणा: इत्यादि वाक्य में 'ब्राह्मणा:' 
यही एक शब्द. वर्णवाचक प्रयुक्त है; राजन्य या क्षत्रिय आदि अन्य कोई पद पढित 
नहीं है। साक्षात्‌ श्रुति-पढित पद को बाघित नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणग्राम 
आदि न्याय से ब्राह्मणों की अधिक संख्या के कारण ब्राह्मण पद का प्रयोग है, यह 
कहकर ब्राह्मणों के अनुसपंण में राजन्य व्यक्तियों का प्रवेश असंगत है। राजन्य- 
चमस-समेत दस चमस हैं, दस-दस के समूह के लिए एक-एक चमस विभकक्‍त है। 
दस-दस के दस समूहों में सौ पूरे होते हैं। वे सौ ब्राह्मण हैं। इस प्रकार पूर्वापर 
वाक्यों का परस्पर सामझ्जस्य स्पष्ट है। सौ की संख्या में राजन्यसमूह के प्रवेश 
का कोई संकेत यहाँ नहीं है, अन्यथा ब्राह्मण पद बाधित होगा । “भक्षयन्ति' और 
“अनुसपे न्ति' दोनों क्रियापदों का कतुंपद 'ब्राह्मणा: है | तब राजन्यचमस के 
भक्षण के लिए दस ब्राह्मण ही अनुसपंण करेंगे। 

“शतम्‌ पद का सीधा सम्बन्ध 'बराह्मणा:' के साथ है। यहाँ झत ब्राह्मणों का 
सोमभक्षणार्थे अनुसपंण विहित है। उसी “शत” को आगे दस-दस के दस समूहों में 
विभकक्‍त किया है। इस विभाग के आधार पर 'शतम्‌' को अनुबाद कहना, उलटी 
गंगा बहाने अथवा वस्तुस्थिति का द्यीर्षासन कर देने के समान है। फलत: दस 
चमसों के भक्षण-निमित्त में सौ ब्राह्मणों का दस-दस के दस समूहों के रूप में अनु- 
सर्पण निश्चित है। दस चमसों में एक राजन्यचमस है। उसके मक्षण-निम्ित्त भी 


ऋजद मौमांसा-दर्शन 


ब्राह्मणसमूह का अनुसपंण मान्य है । 

यहाँ यह कहना भी संगत ले होगा कि अन्य सोभचंमस विभिन्‍न व्यक्तियों 
द्वारा भक्षण किये जाने पर भी उच्छिष्ट नहीं माने जाते । पर राजन्यचमस सोम- 
चमस न होकर न्यग्रोधस्तिभियों का रस हैं। उसमें उच्छिष्टता-दोष रहने से वह 
ब्राह्मण के अयोग्य है। इस कथन की असंगति का कारण ब्राह्मण आचारयों ने बताया 
है--न्यग्रोधस्तिभियों का रस राजन्य के लिए सोमस्थानीय है | सोम के धर्म उसमें 
भी मान्य होंगे। तब सोम के समान उच्छिष्टता-दोष उसमें भी मान्य न होगा। 
इसलिये राजन्यचमस में भी ब्राह्मण द्वारा भक्षण निमित्त अयोग्यता नहीं है।' फलतः 
शत ब्राह्मणों में दश ब्राह्मण राजन्यचमस के प्रति अनुसर्प॑ण करते हैं, यह सिद्धान्त 
निर्चत होता है ॥५३॥ (इति ब्राह्मणानामेव राजन्यचमसानुप्रसपं णाइघि- 
करणम्‌ू--२०) । 

इति जैमिनीयमीसांसासुत्राणां विद्योदयभाष्ये 
तुतीयाध्यायस्य पञ्चमः पादः। 


१. इस निर्णय से प्रतीत होता है, मक्षणके विषय में ब्राह्मण सदा सबसे आगे रहा 
है। भक्ष्य उत्तम होना चाहिए, भले ही बह उच्छिष्ट आदि दोषयुक्त हो । 


तृतीयाध्याये षष्ठ: पाद: 


(खुवादिषु खादिरतादिविधे: प्रकतिगामिताइधिकरणम्‌--१) 
अथवा 
(अना रशभ्याधीतविधीनां प्रकृतिगामित्वाधिक रणम्‌) 


कतिपय विधिवाक्य ऐसे हैं, जो किसी विशेष प्रकरण का आरम्भ करके नहीं 
पढ़े गये । तैत्तिरीय संहिता [३॥४५।७।१] में ऐसा एक वाक्य है--'थस्य खादिर: 
खुवो भवति (स) छन्दसामेव रसेनावद्यति । सरसा अस्य आहुतयो भवन्ति' जिस 
यजमान का खुव-पात्र खैर की लकड़ी का बना होता है, वह मानो छन्दों के रस 
से ही अवदान करता है। तात्पय है--ऐसा करना पूर्ण वेदोक्त कर्म है। खैर लकड़ी 
के बने खुब-पात्र से दी हुई आहुतियाँ फलवती--अभ्युदय को देनेवाली--होती 
हैं। 

इसी के आगे संहिता में अन्य वाक्य है--'यस्य पर्णमयी जुहूर्मवति न स पाप 
इलोक॑ श्वणोति' जिस यजमान का जुहू नामक यज्ञिय पात्र पलाश (ढाक) की 
लकड़ी का बना होता है, वह निन्‍्दायुक्त वचन नहीं सुनता । 

इनके विषय में सन्देह है--क्या खेर की लकड़ी से ख्तुव-पात्र बनाने का 
विधान तथा ढाक की लकड़ी से जुह-पात्र बनाने का विधान प्रकृतियाग के साथ 
सम्बन्ध रखता है ? अथवा प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के यागों के साथ ? 
प्रतीत होता है--उक्त विधि का दोनों प्रकार के यागों के साथ सम्बन्ध होना 
चाहिए, क्योंकि इन पात्रों का दोनों प्रकार के यागों में समानरूप से उपयोग 
होता है। इसी अथे को आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सूतरित किया-- 


सर्वार्यमप्रकरणात्‌ ॥१॥ 


उक्त विधान [सर्वार्थभ्‌] सभी प्रकृति एवं विक्ृृतियागों के लिए है, 
[अप्रकरणात्‌ ] किसी विशेष याग के प्रकरण में पठित न होने से । 

जो विधिवाक्य किसी विशेष (55 एक) याग का आरम्भ न करके--विना 
बिशेष प्रकरण के--पठित होते हैं, उन्हें 'अनारम्याधीत' ( उ-अनारम्य-अघीत ) 


भ्रूद० भीमांसा-दशेत 


कहा जाता है। उक्त वाक्य इसी प्रकार के हैं। बह विघान श्रकृति-विकृति दोनों 
प्रकार के थागों से सम्बद्ध मानना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक के प्रकरण में 
पठित नहीं हैं ॥ १॥ 

आचाये सूत्रकार ने पुर्वेपकक्ष का निवारण करते हुए सिद्धान्त-पक्ष बताया-- 


प्रकृती वा अहिरुक्तत्वात्‌ ॥२॥ 


[वा] 'बा' पद पूर्वपक्ष की लिवृत्ति का द्योतक हैं। अप्रकरणपठित बविधि- 
वाक्य दोनों प्रकार के यागों से सम्बद्ध माने जाये, यह कथन युक्‍त नहीं ै। 
[प्रकृती ] वे वचत प्रकृतियांग में सम्बद्ध रहते हैं, [अद्विसक्तत्वात्‌ | दो बार 
कथन न हो जाय, इस कारण । 

तात्पये है--अप्रकरणाधीत विधिवाक्य यदि प्रकृति-विक्ृति दोनों में सम्बद्ध 

माने जाएँ, तो विक्रृति में इस विधि का दो बार कथन हो जायगा। एक--अ्थम 
साक्षात्‌ विधान; दूसरा---'प्रकृतिवद्‌ विक्ृति: कत्तंव्या' इस व्यवस्था के अनुसार 
भ्रकृतिगत खादिरतादि धर्म विक्ृति में पुनः प्राप्त होंगे । इस प्रकार खुब खदिर का 
और जुहू पलाश का होना चाहिए, यह द्विसक्त हो जायगा। एक ही कर्म का दो 
बार विधान व्यर्थ होते से अश्ञास्त्रीय है। इसलिए खादिरता आदि का विधान 
केवल एक प्रकृतियाग से सम्बद्ध मानना चाहिए। इससे विकृतियागों में खादिर 
खुब आदि के प्रयोग में कोई बाधा न होगी । अतिदेश-वाक्य [प्रकृतिबद्‌ विकृति: 
कर्तव्या) से वह विकृृतियागों में अनिर्बाध प्राप्त है। इस कारण बिक्ृतियाग 
अप्रकरण-पठित विधि की आकांक्षा नहीं रखता, अतः वह विधिवाक्य विक्षृति में 
विधान नहीं करेगा | इसलिए अनारम्याधीत विधिवाक्यों का सम्बन्ध व सन्निवेश 
केवल प्रकृतियागों में मानना युक्त है ॥२॥ 

पूर्वपक्षवादी सिर उठाकर पुनः कहता है--अनारम्याधीत विधिवाक्यों का 
विक्ृतियाग में सम्बन्ध मानने पर भी द्विस्क्तता-दोष प्राप्त नहीं होगा आचाये 
सूत्रकार ने पुर्वेपक्ष के आशय को सूत्रित किया-- 

तदजेंन्तु वचनप्राप्ते ॥३॥ 

[तु] तु! पद पुर्व-सूत्रोक्त अर्थ की व्यावृत्ति का य्योतक है। तात्पये है-- 
अनारम्य-अधीत अथवा अप्रकरण-पठित विधियों का चिकृृतियागों में निवेश 
मानने से द्विशक्ति-दोष आता है, यह कथन ठीक नहीं है। क्योंकि अतिदेशवाक्य 
की प्रवृत्ति [तहज॑म्‌] अप्रकरण-पढित विधियों के विक्ृतियाग में निवेश-असंग 
को छोड़कर [ वचनप्राप्ते | वचनप्राप्त विधि में होती है । तात्पर्य है--जो विधि- 
अ्रकरणपठित हैं, उन्हीं में अतिदेश-वाक्‍्य प्रवुत्त होता है। 

“प्रकृतिबद्‌ विक्ृतिः कर्त्तव्या' जो धर्म प्रकृतियागों में विहित हैं, उनका अति- 


अथ तुतीयाष्याये षष्ठ: पाद: अपर 


देश विकृतियागों में कर लेना चाहिए, यदि उन धर्मों का विकृतियागों में 
अनुष्ठान अपेक्षित है, और विधान वहाँ हुआ नहीं । यह अतिदेश उन्हीं स्थलों में 
प्रवृत्त होता है, जहाँ प्रकृतियागों में अनुष्ठेय धर्म विहित हैं, और विक्ृतियागों 
में वे अपेक्षित हैं। इसलिए अप्रकरण-पठित वचन से प्रकृति-विक्ृृति उभयविध 
यागों के लिए खादिरतादि धर्मों का विधान है। 

यह कहना भी ठीक नहीं है कि विकृति में खादिरतादि धर्म-चोदक वाक्य 
(अ्रक्ृतिवद्विकृत्ति: कत्तंव्या ) से प्राप्त होते हैं। क्योंकि अप्रकरण-पठित विधि से 
विक्ृृतियाग भें उन धर्मों के प्राप्त हो जाने पर विकृतियाग चोदक वाक्य की 
आकांक्षा ही नहीं रखता, इसलिए अप्रकरण-पठित विधि को छोड़कर चौदक 
वाक्य अन्यत्र उन धर्मों को प्राप्त करायेगा । अप्रकरण-पठित वाक्य से खुब में 
खादिरता-अर्म प्रत्यक्ष है। विकृति में चोदक वाक्य से खादिरता आदि की प्राप्ति 
आनुमानिक है। आनुमानिक वाक्य से प्रत्यक्ष वाक्य बलवान्‌ होता है। इसलिए 
अप्रकरण-पठित विधि प्रकृति-विक्ृृति दोनों के लिए मानी जानी चाहिए ॥३॥ 

पूरवपक्षवादी द्वारा सिद्धान्त-पक्ष की ओर से प्रस्तुत आशंका को सूत्रकार ने 
सूत्रित किया-- 


दर्शनादिति चेत्‌ ॥४॥ 


[दर्शतात्‌ ] विकृतियागों में प्रयाज आदि के देखे जाने से अप्रकरण-पठित 
विधि चोदकवाक्य की अपेक्षा बलवान्‌ नहीं है [इति चेत्‌ | ऐसा यदि कहो तो, 
(वह युक्त नहीं; अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है) । 

गत सूत्र में पूर्वपक्षवादी ने कहा है कि अप्रकरण-पठित विधि की अपेक्षा 
चोदक वचन दुर्बल है, अतः अप्रकरणपठित विधि को छोड़कर चोदक वाक्य 
प्राप्त होता है। इसमें केवल दुर्बलता के अंश को लेकर सिद्धान्त-पक्ष की ओर 
से आशंका व्यक्त की गई है---यदि चोदक वाक्य दु्बल है, तो विकृति में प्रयाजों 
का देखा जाना उपपन्न होगा । प्रायः समस्त इष्टि दशं-पूर्ण मास याग्रों के विकृति 
हैं । ब्रहवर्चस कामनावाले के लिए विहित सौयेष्टि में वाक्य पठित है, 'प्रयाजे 
प्रयाने कृष्णलं जुहोति ।” प्रत्येक प्रयाज में कृष्णल का होम करता है । गुड्जा, 
घोंगची या चौंटली का नाम 'कृष्णला' है। उतने परिमाण की सुवर्णयुठिका के 
लिए 'कृष्णल' पद का प्रयोग है । सौर्येष्टि में प्रयाज होम का दर्शन तभी उपपनन 
हो सकता है, जब चोदक वाक्य को बलवान्‌ माना जाय। इसलिए अप्रकरण- 
पठित विधिवाक्यों का निवेश प्रकृति-विक्ति उभयविध यागों में न मानकर केवल 
प्रकृतियागों में मानना चाहिए। विक्ृतियाग में उन विधियों का अपेक्षित 


१. द्रष्टव्य--तैत्तिरीय संहिता, २।३।२॥ 


भ््षर मीमांसा-दर्शन 


प्रयोग चोदक वाक्य के आधार पर होगा ॥४॥ 
सिद्धान्तवादी की इस आशंका के समाधान को पूर्वेपक्षवादी की ओर से सुज्- 
कार ने सूत्रित किया-- 


न चोदनेकार्थ्यात्‌ ॥५७ 


[न] विक्ृतियाग में प्रयाजों के देखे जाने से चोदक>-अतिदेश-वाक्य 
अप्रकरण-पठित विधिवाक्य से बलवान्‌ नहीं है, [चोदन॑कार्थ्यात्‌ु | चोदनवाक्य 
कं अन्यंत्र प्रयोजन होने से। तात्पयँ है--जहाँ अप्रकरण-पठित विंधिवाक्य से 
विक्षृति में कर्म-प्राप्ति होती है, उससे अन्य स्थलों में चोदक वावय विधियों की 
प्राप्ति के लिए चरितार्थ है । 

अंग्रकरण-पढित और प्रकरणविशेष में पठित विधिवाक्यों के अपने-अपने 
कार्यक्षेत्र हैं। प्रकरणविशेष में पठित विधिवाक्य उसी भ्रकृतियाग से सम्बद्ध हैं, 
जिसके प्रकरण में वे पठित हैं। विक्ृतियाग में उन्न विधियों की प्राप्ति चोदक- 
वाक्य से होती है। इससे विपरीत जो अप्रकरण-पठित विधिवाक्य हैं, उनका 
सम्बन्ध किसी एक प्रकृतियाग से न होकर दोनों प्रकार के प्रकृति-विक्ृति यागों 
में उतका निवेश सानना युक्त है; क्योंकि वे किसी विशेष प्रकृतियाग के प्रकरण 
में पठित नहीं हैं। फलत: 'यस्य खादिर: खुबो भवति” आदि अश्रकरण-पठित 
विधिवाक्य प्रकृति-विक्रति दोनों यागों में खुव की खादिरता एवं जुहू की पाला- 
शता के प्रत्यक्ष विधायक हैं। चोदक वाक्य का कार्यक्षेत्र इनको छोड़कर अच्यत्र 
है। इसलिए अप्रकरण-पठित विधिवाक्यों का प्रकति-विक्ृति दोनों में निवेश 
मानना चाहिए ॥५॥ 

पूर्वपक्षबादी द्वारा शिद्धान्तपक्ष की ओर से उद्भावित अन्य आशंका को 
आचार्य सूत्रकार ने सूत्रित किया-- 


उत्पत्तिरिति चेत्‌ ॥६॥ 


[उत्पत्ति:| सभी विधिवाक्यों की उत्पत्ति प्रकृतियागों में होती है, इसलिए 
खादिरत्वादि विशिष्ट खुद आदि के विधायक वाक्यों का प्रकृतियाग में निवेश 
मानना चाहिए; [इति चेत्‌ ] ऐसा यदि कहो, तौ--( वह ठीक तहीं, अगले सूत्र 
के साथ सम्बन्ध है । ) 

कोई भी विधिवाक्य--चाहे अप्रकरणपठित हो अथवा प्रकरणविद्येष में-- 
प्रकृतियांग में ही उत्पन्न माना जाता है। उसका उत्पत्ति-स्थान श्रकृतियाग है। 
प्रत्येक विधिवाक्य प्रथम प्रकृतियाग का निर्देश करता है। 'पस्य खादिर: छुबो 
भवति' वाक्य भी खादिरत्वादि विश्विष्ट खुब का विधान श्रथम प्रकृतियाग से 
सम्बद्ध ही कहता है। विक्रृतियागं अनस्तर-काल में आता है। उस अवसर पर 


अथ तृतीयाध्याये षष्ठ: पाद: ई। 


अतिदेश-वाक्‍्य प्रकृतिगत विहितधर्मा को विक्वृति में प्राप्त करा देता है। विकृति 
सदा प्रकृति की अपेक्षा व आकांक्षा रखती है ॥ प्रकृतिगत अपेक्षित धर्म को विक्रृति 
में प्राप्त कराने का सामथ्यें केवल अतिदेश-वाक्य को है; विधिवाक्य में यह 
सामर्थ्य नहीं । कारण है---विधि का विकृति से सीधा सम्बन्ध न होना । इसलिए 
अप्रकरण-पठित विधियों का निवेश केवल प्रकृतियाग में मानता युक्त है; प्रकृति- 
विक्ृति उभय में नहीं ॥६॥॥ 

सिद्धान्तपक्ष से उद्धावित उक्त आशंका के समाधान को पूर्वेपक्षवादी की 
ओर से सूत्रकार ने सुत्रित किया-- 


त तुल्यत्वात्‌ ॥७॥ 

[न] गत सूत्र में कहा यह कथन ठीक नहीं है कि अप्रक रण-पठित विधि का 
केवल प्रकृतियाग से सम्बन्ध है, क्योंकि [तुल्यत्वात्‌ | प्रक्ति-विक्रृति दोनों में 
विधेय अर्थ के समान होने से । 

जानना चाहिए--उत्पत्ति' का स्वरूप क्‍या है? विधि की उत्पत्ति है-- 
विधि-बोधित अर्थ का प्रयोगात्मक रूप से प्रकाश में आना, अर्थात्‌ विधेय कम का 
अनुष्ठान । यद्यपि वह अनुष्ठानस्वरूप का लाभ प्रथम प्रकृति में करता है, पर 
विक्ृति में भी उसका रूप पूर्णतया वही रहता है, जो भ्रक्ृति में है । प्रकृति-विकृति 
दोनों में विधेय अर्थ की यह समानता इस तथ्य का प्रमाण है कि अप्रकरण-पठित 
विधिवाक्य का प्रकृति-विकृति दोनों में निवेश मानना कोई आपत्तिजनक नहीं है । 
अनुष्ठान का पहले या पीछे होना इस स्थिति में कोई बाधा नहीं डालता। इस- 
लिए अप्रकरण-पठित विधिवाक्यों का प्रकृति-विकृृति दोनों में निवेश मानना गुक्त 
है। इससे अतिदेश-वाक्य निरबकाश हो जायगा, यह कहना भी संगत नहीं है । 
अतिदेश-वाक्य उन स्थलों में चरिता्थ है, जहां विधिवाक्य प्रकरणविशेष में पठित 
हैं। 

प्राचीन व्याख्याकारों ने इन दो (६-७) सूत्रों का अर्थ निम्न प्रकार से 
किया है-- 

६--यदि यह समभते हो--इन खुव आदि की अनारभ्यविधि' से उत्पत्ति 
प्रकृतिगत विधियों के तुल्य है । प्रकृति में अज्ञों का विधान संक्षेप और विस्तार से 
कहा जाता है। “पञ्च प्रयाजान्‌ यजति' पाँच प्रयाजों का बजन करता है, यह 
संक्षेप से विधान है। 'समिधो यजति' इत्यादि से विस्तार से । इसी प्रकार यहां 
भी 'यस्य खादिर: लुवों भवति” इत्यादि से विस्तार से और “यस्येबंरूपा: खुचः' 


१. अनारभ्य विधि, अनारम्यार्ध।त विधि, अप्रकरणपठित-विधि-- इन तीनों का 
एक ही अर्थ है। 


भपोट भीमांसा-दर्शन 


जिसकी इस प्रकार की खुच्‌ होती है, से संक्षेप से विधान है। इस प्रकार का 
संक्षेप-विस्ताररूप विधि प्रक्ृति में देखी गई है; यह अनारक्य-विधि इसी प्रकार 
की है । इसलिए अना रभ्य-विधि प्रकृति में उपविष्ट है, यह सामान्यतोदृष्ट अनु- 
मात है। इस कारण अनारभ्यविधि प्रकृति के लिए है। (शबरस्वामी ) 

७--शेसा नहीं है। इस प्रकार का सामान्यतोदृष्ट साधक नहीं होता है । 
यहाँ--अनारम्यविधि में केवल प्रकृतिगत विधि से साध्प्यमात्र है: प्रकृति में यह 
अनारभ्यविधि होती है, इसमें कोई ग्रमाण नहीं है। और भी, विक्ृति में भी 
संक्षेप और विस्तार से जज्ञों का विधान किया जाता है। 'विख्र आहुतीर्जुहोति' 
त्तीन आहुतियाँ देता है, यह संक्षेप है। आमनमस्यामनस्य देवा: आमनमस्या- 
मनस्य देवा: से आहुति देता है, यह विस्तार है। अत: वैक्ुत विधियों से भी 
अनारभ्य विधियाँ तुल्य हैं। इसलिए यह अनारभ्य विधि के प्रकृति में निवेश होने 
का हेतु नहीं है। (शबरस्वामी ) 

सुबोधिनी-वृत्ति में इन दोनों सूत्रों का अर्थ इस प्रकार किया है-- 

६--( उत्पत्ति: अनारभ्याधीत विधि से विक्रति में खुच्‌ आदि की उत्पत्ति 
भी होवे, [इति चेत्‌ ]ऐसा सानें तो । इसका भाव यह है कि लुच्‌ आदि की प्राप्ति 
के लिए चोदक की आकांक्षा नहीं है । (रामेश्वर सूरि) 

७--( न) विक्ृति में चोदक की अपेक्षा नहीं है' ऐसा नहीं है, (तुल्य- 
त्वात्‌) अनारम्य-विधि के तुल्यत्ववाचक एवंरूपा:' से युक्त होने से । इसका 
भाव यह है कि “यस्यैवंरूपा: खूचो भवन्ति' में 'एवंरूप' शब्द पुव॑-विद्यमान खुच्‌ 
का निर्देश करता है । अत: चोदक से ही जुह्‌ की प्राप्ति होगी । (रामेश्व र सूरि ) 

इन व्याख्याओं में विधि की उत्पत्ति! का अर्थ विधि का ऊपरी विवरण 
किया गया ज्ञात होता है । वस्तुतः वह विधि की 'उत्पत्ति' नहीं है । “उत्पत्ति! का 
अर्थ है--आत्मलाभ, विधि के स्वरूप का प्रकाश में आना। वह विधिका 
अनुष्ठानात्मक रूप है, जो प्रकृति-विक्वृति दोनों में पृर्णत: समान रहता है । प्रस्तुत 
प्रसंग में उत्पत्ति का यह अर्थ अधिक सूत्रानुसारी है। सूत्रव्याख्या प्रथम कर दी 
गई है ।॥७॥ 

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का निराकरण करते हुए सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत 
किया-+ 


चोदनार्थकार््स््पात्‌ तु मुख्यविप्रतिषेधात्‌ प्रकृत्यर्थ: ॥८॥ 

[तु] 'तु' पद अप्रकरणपठित-विधि के प्रकृति-विक्ृति उभय में निवेश की 
निवृत्ति का द्योतक है। [चोदनार्थकार्त्स्यात्‌ ] विकृति में चोदक वाक्य से सम्पूर्ण 
अर्थो--अनुष्ठेय कर्मों की प्राप्ति होने से, एवं [मुख्यविप्रतिषेधात्‌ | मुख्य -- 
प्रत्यक्षपठित अनारम्य ( >> अप्रकरणगत ) विधि के विप्रतिषेध -- विरोध में चोदक- 


अथ तृतीयाध्याये यष्ठः पादः भ््पर 


वाक्य के प्रथम प्रवृत्त होने से [ प्रकृत्यर्थ:] अप्रकरण-पठित विधि प्रकृति के लिए 
है। 

ग्द्यपि अप्रकरण-पठित विधि से विक्रृति में खादिरतादि विश्विष्ट खुब का 
विधान प्राप्त होता है, तथापि विकृति में ख्रुव॒ आदि की प्राप्ति के लिए अतिदेश्व- 
वाक्य प्रथम उपस्थित रहता है। पूर्वपक्षवादी द्वारा अप्रकरण-पठित विधि का 
निवेश प्रकृति-विक्रति उभय में मानने पर प्रथम प्रकृति में निविश मानना आव- 
इयक है। विक्रति का अवसर प्रकृति-निवेश के अनन्तर ही आता है। जैसे ही 
विधि का निवेश प्रकृति में होता है, अतिदेश-वाक्य वैसे ही विक्ृत्ति में खुब आदि 
के विधान के लिए तत्पर हो जाता है । अनारम्य-विधि को विक्ृतति में निवेश के 
लिए वह अवसर ही नहीं आने देता । वस्तुतः उसकी आवश्यकता ही नहीं रहती 
कि अतारम्य-विधि विकृत्ति में खुव आदि का विधान करे। प्रकरणविश्वेष में 
पठित विधियों के विक्ृति में प्राप्ति के लिए अतिदेश-बाक्य का अस्तित्व अत्या- 
वदयक है। उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । तब अनारभ्य-पठित विधियों की 
विक्रृति में प्राप्ति भी अतिदेश-बाक्य से हो जायगी। अनारभ्य-विधियों का 
विक्रति में निविश मानना अनावश्यक है। फलतः प्रकरणविश्लेष-पठित बिधियों के 
समान अनारम्य-विधि का निवेश भी प्रकृति में मानना युक्त है। 

इस विषय में यह भी घ्यान रखने की बात है कि अनारम्य-विधि का 
विक्ृति से सम्बन्ध मानने पर भी विकृतियाग निराकाइक्ष नहीं होता, क्योंकि 
खादिरता आदि पात्र धर्म हैं, याग धर्म नहीं ॥ अनारम्य-विधि केवल उसी को 
बिकृति मैं प्राप्त करा सकेगा । इसलिए विक्ृतियाग अतिदेद-वाक्य के सम्बन्ध से 
पं ही प्रकृति की अपेक्षा रखते हैं, और उसी के सहारे प्रकृति के साथ एकवाक्यता 
को प्राप्त होते हैं। इसी स्थिति में याग से अपुर्वे सिद्ध होता है। प्रकृतियाग के-- 
विकृतियाग में अपेक्षित समस्त अथै--पात्र, पात्रध्म, अद्भभुत्त कम आदि अति- 
देश-वाक्य के सहयोग से ही विक्षतति में प्राप्त होकर उसे निराकाइक्ष बनाते हैं। 
अनारम्य-विधि का विकृतियागों के लिए कोई प्रयोजन ही नहीं रहता | इसलिए 
प्रकरण-अप्रकरणपठित सब विधियों का निवेश्ञ प्रक्ृतियागों में होता है, यह 
सिद्धान्त निश्चित है ॥८॥ (इति खुवादिषु खादिरताविविधे: प्रकृतिगामिताधि- 
करणम्‌--१ ) । 


(सप्तदशसंख्याया विकृतिगामिताधिकरणम्‌--२) 


शिष्य आशंका करता है--कतिपय सामिधेनियों का परिमाण अप्रकरण- 
प्रठित सुना जाता है--“सप्तदश सामिधेनीरनुब्रूयात्‌' सत्रह सामिधेनियाँ बोले; 
यद्यपि यह वचन वर्तमात वैदिक वाड्मय में उपलब्ध नहीं है। शतपथ ब्राह्मण 
[१॥३॥५१०] में 'सप्तदश सामिथेनी:' पाठ उपलब्ध है, पर वह दर्श-पौर्णमास 


भ८र भीमांसा-दर्शन 


प्रकरण में पठित है, अप्रकरणपठित नहीं। तथापि, भाष्य-परम्परा में प्राप्त है। 
इसके विषय में सन्देह है-कया सत्रह सामिथेनियों का निवेश प्रकृतियाग में माना 
जाय ? अथवा विक्ृतियाग भें ? पूर्व-अधिकरण में उपपादित प्रक्रिया के अनुसार 
इसका निवेश प्रकृति में मानता चाहिए। पर प्रकृति में पत्गह सामिधेनियाँ कही 
हैं, उसके साथ इसका विकल्प मान लिया जायगा। आचार्य सूत्रकार ने आशंका 
का समाघान किया-- 


प्रकरणविशेषात्तु बिक्तो विरोधि स्थात्‌ ॥६॥ 


[6] “हु! पद पूर्वे-न्याय की व्यावृत्ति का तक है। तात्पर्य है--पुर्वाधि- 
करण निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार अनारम्याधीत सत्रह सामिधेनियों का निवेश 
प्रकृतियाग में हो, यह कथन युक्त नहीं है, [ प्रकरणविशेषात्‌ ] प्रकृतियाग -- दर्श - 
पूर्णमास के प्रकरण में पन्द्रह सामिधेत्रियों के स्पष्ट कथन से; अतः [विक्ृतो ] 
विक्रृतियाग में सत्रह सामिधेनियों का निवेश मान्य है, अन्यथा [विरोधि ] प्रकृति 
में पन्द्रह सामिधेनियों के साथ सत्रह का विरोध [स्यात्‌] प्राप्त होगा । 

प्रकृतियाग दर्श-पूर्ण मास में पन्द्रह सामिघेनियों का स्पष्ट विधान है । पन्द्रह 
सामिधेनी आहुतियाँ देने के लिए ऋचा केबल ग्यारह हैं। उत्तमें पहली और 
अल्तिम ऋचा को आहुति के अवसर पर तीन॒-तीन बार बोलकर पन्द्रह आहुतियाँ 
पूरी की जाती हैं ।" अन्य आकांक्षा न रहने से प्रकृति में सत्रह का निवेश न 
होगा। 

प्रकृति या विक्रृति में दोनों का विकल्प कहना भी युक्त नहीं है। दो विरोधी 
विधियों का विकल्प उसी दद्ा में माना जाता है, जब समानबल दो विधियाँ एक 
कर्म में प्राप्त हों। यहाँ ऐसा नहीं है । पन्द्रह सामिधेवी केवल प्रकृतियाग में हैं, 
सत्रह केवल विक्ृतियाग में | 'सप्तदश सामिवेनीरनुब्रूयात्‌' विधि अप्रक रणपठित 
होने से विकृतियाग में निविष्ट होने वे कारण प्रकृतिगत पञ्चदशत्व के साथ 
इसके विकल्प का अवसर ही नहीं है । अवसर तब हो, जब दोनों विधियाँ एक कर्म 


१. ऋग्वेद, मं० ३, सू ० २७ की ग्यारह ( १-११) ऋचाएँ सामिधेनी कही जाती 
हैं। प्रथम और अन्तिम ऋचा को तीत-तीन बार पढ़कर पद्धह सामिधेनी 
आहुतियाँ प्रकृतियाग में दी जाती हैं। उन्हीं दो ऋचाओं को चार-चार बार 
पढ़कर सत्रह सामिधेनी आहुतियां विक्नत्तियाग में दी जाती हैं । प्रकृतियाग में 
पन्द्रह और विक्ृति में सत्रह आहुति निर्धारित हैं। किसी का कहीं अन्यत्र 
निवेश नहीं | श०ब्रा० [ १३।५।५-७] के दर्श-पुर्णमास प्रकृतियाग में स्पष्ट 
निर्देश है--“त्रिः प्रथमामन्वाह, त्रिरुत्तमाम्‌ ।“'ताः पञचदशश सामिघैन्य: 
सम्पच्न्ते ।' । 


अथ तृतीयाध्याये षष्ठ: पादः भ्र्ष७ 


में प्राप्त हों । प्रकृतियाग का पञ्चदशत्व अतिदेश-वाक्य के आधार पर विकृति- 
याग में प्राप्त होने से वहाँ उसकी प्राप्ति आनुमानिक होगी । विक्षत्ति में प्रत्यक्ष- 
पठित सप्तदह्त्व-विधि बलवान्‌ होने से विक्ृति में पझचदशत्व को बाधित कर 
देगी। तब वहाँ भी दोनों विधियों के एकत्र प्राप्त न होने से विकल्प का अवसर 
नहीं आता । फलतः सप्तदश्वत्व का विधान केवल विकृति में मान्य है, कह भी 
कतिपय सीमित यागों में । इसका कथन आगे [१०।८।१६-१६ सूत्र; अधि० 
& में | किया जायगा ॥ ६॥ (इति सामिधेवीनां सप्तदशसंख्याया विकृृतिगामिता- 
घिकरणम्‌ू--२) । 


(गोदोहनादीनां प्रकृतिगामिताधिकरणम्‌--३) 


दर्श-पूर्णमास प्रसंग [आप० श्रौ० १। १६२] में पाठ है--'गोदोहनेन पशु- 
कामस्य प्रणयेत्‌” पशु की कामनावाले यजमान का जलसस्बन्धी कार्य गोदोहन 
पात्र से कराया जाय । गोदोहन पात्र वह है, जिसमें गायों का दूध निकाला जाता 
है । इसी प्रकार एक अन्य वाक्य अग्नीषोमीय याग में पशु-यूप के सम्बन्ध में पढ़ा 
--“बैल्वो ब्रह्मवचंसकामेन कत्त॑व्य:--ब्रह्मवचंस की कामनावाले यजमान को 
बिल्व (बेल) वृक्ष की लकड़ी का पशु-यूप (पशु को बाँधने का खूँटा) बनाना 
चाहिए। निशित्तविश्येष से बताये गये इस प्रकार के द्रव्यों के विषय में सन्देहू है-- 
क्या इनका प्रकृतियाग में निवेश माना जाय ? अधवा विक्रृत्ियाग में ? प्रतीत 
होता है, इनका निवेश विक्रतियाग में होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में चमस आदि 
पात्र से यजमान का अपःप्रणयन हो जाने के कारण अन्य पात्र की आकांक्षा नहीं 
रहती । इसी प्रकार अग्नीषोमीय पशु-याग में यूप का निर्माण खादिर, पलादा 
(+-खैर, ढाक) आदि की लकड़ी से किये जाने के कारण अन्य किसी लकड़ी की 
आकांक्षा नहीं रहती | इसलिए इनका निवेश विकृति में ही माना जाना चाहिए । 
ऐसी स्थिति में आचार्य सूत्रकार ने सात्य सिद्धान्त श्स्तुत किया-- 


नैमित्तिक तु प्रकृतो तदहिकार: संयोगविशेषात्‌ ॥१०॥ 


[वु] 'ठु! पद सिद्धान्त-प्रस्तुति का द्योतक है [नेमित्तिकं तु] निर्मित्तविेष 
से कहे गये द्रव्यादि का तो [ प्रकृतो] प्रकृतियागों, में ही निवेश माना गया है, 
क्योंकि [संयोगविद्येषात्‌] कामना के सम्बन्धविशेष के कारण वह [तद्विकार:] 
प्रकृति में सामान्यरूप से विहित का ही विकार --अज् है । 

अम्तीषोमीय पशुयाग में सामान्य रूप से खादिर, पलाश और रोहीजक वृक्ष 
की लकड़ी से यूप बनाने का विधात है, इसी प्रकार दर्श-पुर्णमास में अप:प्रणयन 
के लिए सामान्य रूप से चमस का विधान है । परन्तु पशु कामनावाले यजमान के 
लिए--अपःप्रणयन गोदोहन पात्र से करे, यह विश्येष विधान है। इसी प्रकार 


बै८प मीमांसा-दशेन 


सामान्य रूप से विहित खादिर आदि यूप के साम्मुख्य में ब्रह्मवच॑ंस कामनावाले 
के लिए बिल्ववृक्ष की लकड़ी से निर्मित यूप का विशेष विधान है। विशेष विधि 
श्रुतिबोधित होने से प्रत्यक्ष है; इसके सामने सामान्य विधान परोक्ष-जैसा हो 
जाता है, प्रत्यक्ष के सामने आते लजाता है, छिप जाता है। तात्पर्य है, विशेष 
विधान सामान्य को बाधित कर देता है । तब दश-पूर्णमास प्रकृति में यजमान के 
अप:प्रणयत के लिए चमस तिरोहित हो जाता है, गोदोहन-पात्र सामने आ जाता 
है। इसी प्रकार अग्नीषोमीय पशुयाग प्रकृति में यूपनिर्माण के लिए सामान्यविहित 
खदिर आदि तिरोहित हो जाते हैं, विशेष विहित बिल्व उपस्थित होता है। 
इसलिए गोदोहन आदि द्रब्यों का प्रकृतियाम भें निवेश मानना आवश्यक है, 
जल्यया सामान्य विधात फे तिरस्कृत हो जाने से अप:प्रणयन व यूपनिर्माण न होने 
पर कर्म विगुण हो जायगा ॥१०।। (इति गोदोहनादीतां प्रकृतिगामिताधिकर- 
णम्‌ू--३) | 


(आधानस्य पवमावीष्ट्यनद्भताधिकरणम्‌--४) 


ब्राह्मणग्रन्थों में पवमान आदि इष्टियाँ पठित हैं---“अग्नये पवमातायाष्टा- 
कपालं निवंपेत्‌, अग्नये पावकाय, अग्नये शुच्ये'--पवमान अग्नि के लिए अष्टा- 
कपाल पुरोडाश का निर्वाप करे, पावक अग्नि के लिए, शुचि अग्नि के लिए। 
इन्हीं के प्रकरण में पाठ है---“वसन्ते ब्राह्मणो5ग्निमादधीत' [तै० ब्रा० ११२६] 
ब्राह्मण वसन्‍्त में अग्नि का आधान करे। यहाँ सन्देह है--क्या अग्न्याधान पवमान 
आदि इष्टियों के लिए है ? अथवा नहीं ? अम्न्याधान इष्टियों के लिए होना 
चाहिए,-इस अर्थ को आचाय॑ सूत्रकार ने पृर्वपक्षरूप में प्रस्तुत किया--- 

इष्टर्र्थमरन्याधेयं प्रकरणात्‌ ॥११७ 

[अम्न्याघेयम्‌ ] अग्त्याधान कर्म [इष्टअर्थम्‌] पवमान आदि इष्टियों के 
लिए है, [प्रकरणात्‌ | एक ही प्रकरण में पठित होने से । 

प्रवमान आदि इष्टियों के प्रकरण में अग्न्याधान-कर्म पठित है, इससे जाना 
जाता है, वह्‌ इष्टियों के लिए है। अग्न्याधान द्वोने पर उसी अग्नि में इष्टियों का 
अतुष्ठान किया जाता है, इससे स्पष्ट है, अग्न्याधान इष्टियों के लिए है ॥११॥ 

आवचाय॑ सूत्रकार ने सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत किया-- 


न वा तासां तदर्थत्वात्‌ ॥१२॥ 

[नवा] सूत्र में न वा यह निपात-समुदाय 'अग्न्याधान कर्म इष्टियों के 
लिए है' इस पुर्वंपक्ष की निवृत्ति के लिए है, अर्थात्‌ उक्त कथन युक्त नहीं; क्योंकि 
[वासाम्‌ |] उन पवसान आदि इष्टियों के [तदर्थ॑त्वात्‌ ] अग्न्याघेय के लिए होने 


अथ तृतीयाध्याये षष्ठः पाद: भषहै 


के कारण । 

आहवनीय आदि अग्नियों का आधान (--संस्थापन) फल देनेवाले कमा 
के अनुष्ठान के लिए किया जाता है। इष्टियों का कोई फल नहीं होता । यदि 
इष्टियों के लिए अग्न्पाधान हो, तो वह भी निष्फल होगा। पर अग्तियों का आधान 
निष्फल न होकर फलवाला होता है। अतः अग्न्याधान इष्टियों के लिए है, यह 
कथन अयुक्त है। वस्तुतः आहित अग्नि को सुरक्षित रखने के लिए इृष्टियों का 
विधान है। आहित अग्नि में इष्टियों का अनुष्ठान इसलिए किया जाता है कि 
ऑग्नि प्रज्वलित व जागृत बना रहे । इसलिए यह कहना चाहिए कि इष्टियाँ ही 
आहित अग्नि के लिए हैं, अग्न्याधान इष्टियों के लिए नहीं ॥१२॥ 

इसी अर्थ को आचार्य छूत्रकार ने एक उपोहलक हेतु द्वारा स्पष्ट किया-- 


लिड्धाद्शनाच्च ॥१३॥ 
[लिज्भदशंनात्‌] लिज्ञ के देखे जाने से [ल] भी यह ज्ञात होता है कि 
पवमान आदि इष्टियाँ अग्नियों के लिए हैं । 
तीनों अग्नियों का प्रथम स्थापत करना अग्त्याधान कर्म है। उसके अनन्तर 
यथावसर पवमान आदि इष्टियों का अनुष्ठान किया जाता है, जिससे जआहित 
अग्नियोँ ठण्डी न हो जाएँ। यह प्रतिपाद्य सन्दर्भ द्वारा स्पष्ट होता है। सन्दर्भ 
है--- 
ल्लीयेति व एब आहितः पशुयेदर्निप्, तदेतान्येव अग्न्याधेयस्थ हवोंषि 
संबत्सरे संवत्सरे निवंपेत्‌। तेन वा एब न जीयंति तेनेन प्रुनर्णवं करोति, 
तन्‍्त सुक्ष्यंम्‌ ।' 
[मंत्रा० सं० १५६] 
पशु के समान घर में स्थापना किया गया यह अग्नि निश्चय ही जी होता 
है। इन्हीं अन्न्याघेय की हृविधों का प्रत्येक संवत्सर के आरम्भ में निर्वाप करे । 
निश्चित ही उससे यह जीर्ण नहीं होता। उस निर्बाप (इष्टि-अनुष्ठान ) से पुनः 
इसको नवीन करता है । इसकी उपेक्षा न करे। 
प्रत्येक संवत्सर के प्रारम्भ में इष्टियों के अनुष्ठान द्वारा--आधान किये गये 
आहवनीय आदि--अग्नियों को जी होते से बचाना यह स्पष्ट करता है कि 
पवमान जादि इष्टियाँ आहिंत अग्नियों के लिए हैं। फलतः अग्न्याधान को 
इष्टियों का अज्जू मानना होगा ॥१३े॥ (इंचि आधानस्थ पवमानेष्टयनजुताधि- 


करणम्‌--४) । 
(आधानस्य सर्वार्थताधिक रणम्‌ू--५) 
शिष्य जिज्ञासा करता है--यह जो आहवनीय आदि अग्नियों का आषान 


६० भीमांसा-दर्शन 


कहा है, क्या वह केवल द्ष-पुर्णमास प्रक्ृतियाग के लिए है ? अथवा सभी कर्मों 
के लिए है? प्रतीत होता है, अप्रकरण-पठित विधियों के समान पह केवल प्रकृति- 
याग के लिए होना चाहिए। 

आचार्य सूत्रकार ने शिष्य-सुमाव को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया--« 


तत्‌ प्रकृत्यर्थ यथान्येडवारभ्यवादा: ॥१४॥ 


[तत्‌] वह अम्न्याधान [ भ्रकृत्यथ॑म्‌] प्रकृतियाग दर्-पुर्ण मास के लिए है, 
[यथा] जैसे [अन्ये | अन्य [अनारमभ्यवादा:] प्रकरण का आरस्भ न करके कहे 
गये विधान हैं । 

जैसे खादिरतादि अन्य अप्रकरण-पठित विधान प्रकृतियागों के लिए स्वीकार 
किये गये हैं, ऐसे ही यह अभप्रकरण-पठित अग्व्याधात-विधान केवल प्रकृतियागों 
के लिए माना जाना चाहिए ॥ १४॥ 

आचायें सूत्रकार ने समाधान किया--- 


सर्वार्थ वा5ःधानस्य स्वकालत्वात्‌ ॥१५॥ 


[वा] “वा' पद पूर्वसूत्रोक्त “अग्न्याघान केवल प्रकृतियाग' के लिए है' पक्ष 
की निवृत्ति का द्योतक है, [सर्वार्थम्‌| अग्स्याधान प्रकृति-विक्ृति सभी कर्मों के 
लिए है। [आधानस्य] अग्न्याधान के [स्वकालत्वात्‌ | अपने-अपने कालवाला 
होने से । 

अग्त्याधान के लिए प्रत्येक वर्ण का अपना स्वतन्त्र काल है---“वसल्ते ब्राह्मणो- 
अग्निमादधीत, ग्रीष्मे राजन्य:, शरदि वैश्य:-वसन्त में ब्राह्मण अग्नि का आधान 
करे; ग्रीष्म में राजन्य--क्षत्रिय; शरद्‌ में वैश्य | यह अम्न्याधान का अपना- 
अपना काल है। इसमें यह व्यवस्था समभनी चाहिए, जो व्यक्ति अग्नि का आधान 
करता है, उसी के द्वारा किये जानेवाले सब कर्मों के लिए वह आधान है, अन्य 
व्यक्ति के द्वारा किये जानेवाले कर्मों के लिए नहीं। जैसे जग्नि की प्राप्ति का 
उपाय आधान है, वैप्ले अन्य द्रव्यों के समान अग्नि की प्राप्ति का उपाय--किसी 
से अग्नि को माँग लेना या क्रय कर लेना आदि भी सम्भव है। आधान के बिना 
अन्य उपाय से प्राप्त अश्ति कर्म को फलीभूत नहीं बनाता। स्वयं आधान किये 
अग्नि में ही अनुष्ठित कम फल देनेवाले होते हैं। याचना या क्रय से प्राप्त अग्नि- 
चाहे वह लौकिक हो अथवा वैदिक (--अन्य के द्वारा आहित ), वह सफल कर्मा- 
नुष्ठान के लिए उपयुक्त नहीं । इस प्रकार अग्नि की सिद्धि के लिए आधान, और 
कर्मों की सिद्धि के लिए अग्नि है; इसी रूप में अग्न्याधान सब कर्मों के लिए है। 

अप्रकरण-पढित विधि का आधान के लिए इस रूप में, उदाहरण देना--- 
कि वह केवल भ्रकृत्यर्थ है--युकत नहीं; क्योंकि उसका आधार भिन्‍न है,अप्रकरण 


अथ तृतीयाष्याये षष्ठ: पाद: ५६१ 


पठित विधि का श्रक्ृत्यर्थ कथन कर्म की सिद्धि के लिए है। परन्तु आधान साक्षात्‌ 
अग्नि की सिद्धि के लिए है। अग्नि को सिद्ध कर आधान चरिताथ है।। आगे 
कर्मानुष्ठान आधेय अन्नि में होते हैं, आधान में नहीं । आधान को सर्वार्थ इसी रूप 
में कहा गया है कि उससे सिद्ध किये गये अग्नि में प्रकृति-विक्रति सभी यागों का 
अनुष्ठान होता है । 

'वसन्‍्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत' प्रत्येक वसन्त में ज्योतिष्टोम याग करे; यह्‌ 
विधान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य सबके लिए समान माना गया है । पर क्षत्रिय, वैश्य 
का अग्न्याधानकाल प्रीष्म व शरद्‌ निर्धारित है। यदि वे वसन्‍्त में ज्योतिष्टोम 
करते हैं, तो उसी आहित अग्नि में--वसन्त आने पर--ज्योतिष्टोम करेंगे। इसमें 
कोई असामञ्जस्य नहीं है । ब्राह्मण भी ब्राह्मण से बाचना आदि द्वारा प्राप्त अग्नि 
में कर्मानुष्ठान न करे; स्वयं आहित अग्नि में सभी प्रकृतियागों एवं उसके अज्भु- 
भूत विकृतियागों का अनुष्ठान करे । आधघान के सर्वार्थ होने का यही तात्पय है। 
इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य को स्वयं आहित अग्नि में अपने सब कर्मों का 
अनुष्ठान करना चाहिए। 

श्रौतयाग तीन रूपों में बताये जाते हैं--हविरयाग, सोमयाग, पशुयाग। 
हृविर्यागों में प्रकृतियाग दर्श-पूर्ण मास हैं, उनके अद्भू विकृति हैं। सोमयागों में 
ज्योतिष्ठोम प्रकृति, तथा पशुयागों में अग्नीपोमीय पद्नु, इसी का अपर नाम 
'पशुबन्ध' है। उनके अपने-अपने सब अज़ुभूत कर्म विक्ृति हैं। ब्राह्मण आदि के 
द्वारा इन सब कर्मों का अनुष्ठान--स्वयं आधान किये अग्नि में --कररना शास्त्रीय 
है॥१५॥ (इति आधानस्य सर्वायंताधिकरणम्‌--५) । 


(पवमानेष्टीनामसंस्क्ृतेःग्तौ कत्तंव्यताधिकरणम्‌--६) 

पवमान आदि संज्ञक इष्टियों का अनुष्ठान असंस्कृत अग्नियों में किया जाना 
अधिकरण का विषय है। अग्नियों का 'संस्कृत-असंस्क्ृत' होना क्या है ? इसे स्पष्ट 
रूप में इस प्रकार समकना चाहिए-- 

प्रथम विधिपूर्वंक आहवनीय आदि अग्नियों का आधान-स्थापन याग्रमण्डप 
के निर्धारित स्थान में किया जाता है। आधान के समय अग्नि मन्द रहता है। 
आगे प्रधानयाग के अनुष्ठान के लिए उसे प्रज्वलित व उत्तेजित करना है। यह 
कार्य पवमान आदि संज्ञक इष्टियों के अनुष्ठान से किया जाता है। इस प्रकार दी 
गईं आज्य आदि की आहुतियों से अग्नि उत्तेजित व श्रज्वलित हो उस्ता है । 
यही अश्ति का संस्कार है । अब अग्ति संस्कृत है। इस अनुष्ठान से पूर्व आधान 
किया हुआ भी अग्नि असंस्कृत कहा जायगा । असंस्कृत अग्नि का तात्पर्य लौकिक 
अग्नि नहीं है । लौकिक अग्नि वहू है, जो चूल्हे आदि अन्य स्थान से लाया गया 
हो, उसका आहवनीय आदि के रूप में आधान न किया गया हो। आधान हो 


, १६२ | मीमांसा-दर्शन 


जाने पर अग्नि लौकिक नहीं रहता, वह यागीय हो जाता है; पर पवमानेष्टि- 
अनुष्ठान से पूव॑ वह 'जसंस्कृत' कहा जाता है, जिसका तात्पय केवल यह है कि 
अभी मन्द होने से वह यागानुष्ठान के योग्य नहीं है। पवमानेष्टि-अनुष्ठान से 
उसे इस योग्य बनाया जाता है | अब उत्तेजित अग्नि 'संस्कृत' है। 

संस्कृत अग्नि में सर्वप्रथम प्रयाज अनुष्ठित होते हैं, तदनन्तर दर्श-पुर्णमास 
प्रकृतियाग। प्रयाज विकृृति हैं, विकृतियाग की अनुष्ठान-प्रसंग में प्राप्ति अतिदेश- 
(प्रकृतिवद्‌ बिक्ृति: कर्त्तव्या) वाक्य द्वारा होती है। क्योंकि भ्रकृति वक्षे- 
पूर्णमास संस्कृत अग्नि में अनुष्ठित होते हैं, उसी के अनुसार विकृति श्रयाज आदि 
इष्टियाँ संस्कृत अग्नि में की जाती हैं। इसी के अनुसार पूर्वपक्ष की ओर से यह्‌ 
आशंका उठाई गई है कि पवमान इष्टियाँ भी विकृृति हैं; तब उनका अनुष्ठान 
भी प्रयाजों के समान संस्कृत अग्नि में प्राप्त होता है। 

इसी को आचार्य सूत्रकार ते पूर्वपक्षरूप में सुत्रित किया--- 


तासामग्निः प्रकृतितः प्रयाजवत्‌ स्थात्‌ ॥१६॥ 


[तासाम्‌] उन पवमान आदि इष्टियों का [अग्नि:] अग्नि [प्रकृतितः] 
प्रकृति से अतिदेश-वाक्य द्वारा प्राप्त होगा, [ प्रथाजवत्‌ | प्रयाजों के समान। 

लोक में कहावत है---/वादी भद्रं न पद्यति' आशंकावादी या बाक्षेपकर्त्ता 
अच्छाई को नहीं देखता, बुराई या दुबंलता पर उसकी दृष्टि जाती है। यदि 
अच्छाई अर्थात्‌ वास्तविकता को देखें, तो आशंका सिर उभार ही नहीं पायेगी । 
उसने यह तो देखा कि प्रथाज विकृति हैं। विक्रति का अनुष्ठान अतिदेश- 
वाक्य के आधार पर प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। दर्ष-पूर्ण मास प्रकृति 
का जनुष्ठान संस्कृत जग्नि में होता है, इसलिए विक्ृतियाग प्रयाजों का अनुष्ठान 
संस्कृत अग्नि में किया जाता है। तब प्रयाजों के समान परवान इष्टियाँ भी 
बिकृति हैं, उनका अनुष्ठान भी संस्कृत अग्नि में होता चाहिए,--यह आशंका 
प्रस्तुत कर दी । पर उसने इस वास्तविकता पर दृष्टि नहीं डाली कि आहवनीय 
आदि आहित अग्नियाँ. पवमान आदि इष्टियों के अनुष्ठान द्वारा ही संस्कृत की 
जांती हैं, उससे पूर्व अग्नियाँ संस्क्रत हैं कहाँ ? उनका अनुष्ठान तो अग्नियों 
को संस्कृत बनाने के लिए किया जाता है। यह प्रथम कहा जा चुका है, 
अश्तियों का संस्कार पवभानेष्टियों द्वारा उन्हें प्रज्यलित ब उत्तेजित करना 
है। त्तन यह अनिवार्य स्थिति है कि पवमानेष्टियों का बनुष्ठान असंस्कृत 
अग्नियों में किया जायगा । तात्पर्य है, मन्द व अप्रज्वलित अग्नियों को उक्त 
अनुष्ठान द्वारा उत्तेजित किया जायगा; यह अनुष्ठान अग्नियों के संस्कार के लिए 
ही होता है। 


आचाय॑ सूत्रकार ते इसी वास्तविकता को आशंका के समाधान के रूप में 


अथ तृतीयाध्याये दष्ठः पांद: धरे 
प्रस्तुत किया--- 
न वा तासां तदर्थत्वात्‌ ॥१७॥ 


[निबा] १२वें सूत्र के समान 'न वा! यह निषात-समुदाय पूव॑-सूत्रोक्त 
'ववमानेष्टियों में पवमानेष्टि संस्कृत अग्नियाँ होती चाहिएँ” पक्ष की निवृत्ति का 
चोतक है, [तासाम्‌ ] उन पवमानेष्टियों के [तदरथत्वात्‌ |] उन आहित आहवनी- 
यादि अग्नियों के संस्कार के लिए होने के कारण । 

ध्यान देने की बात है, जब पवमानेष्टियों के अनुष्ठान द्वारा अग्नियों को 
संस्कृत किया जा रहा है, तब प्रकृतियाग है कहाँ ? उसका अवसर अग्नियों के 
संस्कृत होने के अनन्तर आयेगा । उस समय विक्तियागों के अनुष्ठान के लिए 
अतिदेश-वाक्य प्रवृत्त होता है। पवमानेष्टियों के अनुष्ठान के समय तो वह सोया 
पड़ा है । त्तब अतिदेश-वाक्य प्रवृत्त ही नहीं होता। विकृतियाग प्रकृति का उप- 
कारक होता है। प्रकृति का अज्भ होने से विक्ृति का अनुष्ठान प्रकृति की सर्वाज्भ- 
पूर्णता को सम्पन्न करता है । इसी कार्य के लिए अतिदेश-वाक्य प्रवृत्त हुआ करता 
है। परन्तु पवमानेष्टियाँ विक्ृति होने पर भी कर्म की उपकारक नहीं हैं, वे 
अग्नि की उपकारक हैं; अग्नि को संस्कृत कर वे चरितार्थ हो जाती हैं। जतिदेश- 
वाक्य की प्रवृत्ति उन्हीं विक्ृतियों के लिए होती है, जो कर्म की उपकारक हैं। 
इसलिए पवमानेष्टियों की संस्कृत अग्नि में प्राप्ति कराने के लिए अतिदेश-वाक्य 
प्रवृत्त ही न होगा । फलत: पवमानेष्टियों का अनुष्ठान असंस्कृत अग्नि में होना 
ही सम्भव है ॥१७। (इति पवमानेष्टीनामसंस्कृते5एनौ कत्तंव्यताधिकर- 
णम्‌--६) । 


(उपाकरणादीनामग्नीषोमीयपशु धर्मंताधिक रणम्‌--७ ) 


तैत्तिरीय संहिता [६।१।११] के ज्योतिष्टोम प्रसंग में पाठ है --'यो दी क्षितो 
यदग्नीषोमीयं पशुमालभते' जो सोमयाग में दीक्षित यजमान जिस अग्नि और सोम 
देवतावाले पशु का आलभन--स्पर्श आदि करता है। यह अग्नीषोमीय पश्चु का 
विधान है, तथा सवनीय और अनुबन्ध्या पश्ु का विधान है। ऐसे ही उपाकरण, 
उपानयन, यूप-नियोजन . आदि पश्ु-धर्मों का विधान है। यहां सन्देह है---क्या ये 
पश्यु-धर्मं सभी बशुओं के हैं? अथवा केवल सवनीय पश्ु के हैं? अथवा अग्नी- 
घोमीय और सवनीय दोनों के हैं ? अथवा केवल अम्तीषोमीय पश्‌ के हैं ? अन्तिम 
सिद्धान्त-पक्ष है। 

प्रतीत होता है---समान प्रकरण में पठित होने और किसी विशेष का कथन 
न होने से ये धर्म सभी पशुओं के हैं । 

इसी अथ्थ को सूत्रकार नें पूर्वपक्षरूप में सूचित किया-- 


भ्शर मीमसांसा-दर्शन 


तुल्यः सर्वेषां पशुविधि: प्रकरणाबिशेषात्‌ ॥१८॥ 

[प्रकरणाविशेषात्‌ | प्रकरण के विशेष -> भिन्न न होने से अर्थात्‌ ज्योति- 
हटोमरूप समान प्रकरण में पठित होने से [पशुविधिः] पशुधर्मों का विधान 
[सर्वेषाम्‌] सभी पशुओं का [तुल्य:|] समान है। 

गह सूत्रा्थे प्रथम विकल्प की भावना से है। द्वितीय विकल्प की भावना से 
सूत्रार्थ निम्न प्रकार से किया गया है-- 

[पशुविधि:] उपाकरण आदि पशुधर्मों का विधान [ सर्वेषाम्‌ ] सब पशुओं 
का [तुल्य:] समान हो, यदि [प्रकरणाविशेषात्‌ ] प्रकरण का विशेष--भेद न 
हो, तो । परन्तु प्रकरण का भेद देखा जाता है। सवनीय पश्चुओं से प्रकरण में पशु- 
घ॒र्मो का विधान विद्यमान है; अतः पशुधम सवनीय पशु के मानने चाहिएँ। 

यह अथ शाबर भाष्य में 'यदि' पद का अध्याहार करके किया गया है।* 
मैत्रायणी संहिता [३।६।५] के सवनीय पशु-प्रकरण में पशुघर्मों का विधान 
निम्न प्रकार से है-- 


आग्नेयः पशुरग्निष्टोमे आलम्यः; आस्तेयो हि अग्निष्टोमः। ऐस्ट्राग्न: 

पशुरक्‍थ्ये आलम्यः, ऐन्द्राग्नानि हि उकथ्यानि । ऐन्द्रों बृष्णिः घोड़शिलि 

आलब्यः; ऐन्द्रो वे वृष्णिः, ऐस्र: घोडज्ी। सारस्वती मेषी अतिरात्र 

आलम्या; वाग्व सरस्वती, वागनुष्टुप्‌, आनुष्टुभी राज्ि:/ 

सोमयाग के अन्तगँत ज्योतिष्टोम की सात संस्था मानी गई हैं---अग्निष्टोम, 
उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र, अत्यग्निष्टोम, वाजपेय, आप्तोर्याम | संहिता के उक्त 
सन्दर्म में पहली चार संस्थाओं को लक्ष्य कर सवनीय पशुप्रकरण में पशुधर्मों का 
विधान है। अग्निष्टोम संस्था में आग्नेय पशु आलम्य है, क्योंकि अग्निष्टोम 
आग्नेय ही है। उक्थ्य संस्था में ऐन्द्राग्न पशु आलभ्य है, क्योंकि उक्थ्य संस्था 
ऐस्त्राग्न --इन्द्र-अग्ति देवतावाली ही है । षोडशी संस्था में ऐन्द्र वुष्णि--मेढ़ा 
आलम्य है; क्योंकि ऐन्द्र ही वृष्णि है, ऐन्द्र षोडशी है। बतिरात्र संस्था में सरस्वती 
देवतावाली मेषी--मेढ़ी आलम््य है, व्योंकि वाक्‌ ही सरस्वती है, वाक्‌ अनुष्टुप्‌ 
है, अनुष्ट्प्‌-सम्बन्धी रात्रि है। सवनीय प्रकरण में इस प्रकार पशुधर्मों का एथन 
किया गया है। इसलिए प्रकरण के आधार पर सवतीय पश्चु के ये उपाकरण आदि 
धमे ज्ञात होते हैं। 


है. ग्रुधिष्ठिर मोमांसक ने सुझाव दिया है-इस पक्ष का प्रतिपादक सूत्र प्रकरण- 
विशेषात्‌ सवनीयस्थ' रहा होगा, जो त्रुटित हो गया है। इसी कारण द्वितीय 
पक्ष को उभारने के लिए मीमांसकों को विलष्ट कल्पनाएँ करनी पड़ी हैं। 


[पृष्ठ १०१४व 


अंथ तृतीयाध्याये षष्ठः पाद: १९५ 


उपाकरण--मस्त्रोच्चारणपुर्वंक हाथ से अथवा कुशाओं से पशु का स्प 
करना 'उपाकरण' कहाता है । एक स्थान से अन्यत्र ले-जाते समय प्राय: प्रत्येक 
ले-जानेवाला व्यक्ति पशु की पीठ, पारवे, सिर व पुट्ठे आदि पर हाथ फेरता है; 
मानो उसे प्यार देता हुआ अगले कार्य के लिए प्रेरित करता है। 

उपानयन-- पशुशाला से यज्ञमण्डप की ओर पशु का लाया जाना 'उपानयन' 
है। 

युपनियोजन---यज्ञमण्डप के समीप पशु के सत्काराथे यूप (पश्यु को बाँघने 
के लिए गाड़े गये खूंटे) में रस्सी द्वारा पशु को बाँधा जाना 'यूपनियोजन' है। 
रस्से का एक सिरा थूप में और दूसरा पश्मु के अगले सीधे पर में अथवा सींग की 
जड़ या गर्दन में रहता है" ॥१५८॥ 

तीसरे विकल्प को स्पष्ट करने के लिए सूत्रकार ने उसे पूर्वंपक्षरूप में प्रस्तुत 
किया-- 


स्थानाच्च पू्व॑स्य ॥१९॥ 

[स्थानात्‌ | स्थान-प्रमाण से [पूर्वस्य | पुरवें-5पहले कहे गये अग्नीषोमीय 
पक्षु के [च] भी उपाकरण आदि धमम हैं, ऐसा जानना चाहिए । 

ज्योतिष्टोम ऋतु छह दिन में सम्पन्न होता है। प्रथम दिन दीक्षणीय इष्टि 
का है। इसमें यजमान ज्योतिष्टोम-अनुष्ठान के लिए दीक्षित किया जाता है। 
अगले दूसरे-तीसरे-चौथे दिन उपसद्‌ इण्टियों का अनुष्ठान होता है। पाँचवें दिन 
प्रधान सोमयाग अनुष्ठित होता है। छठे दिन अवभृथ इष्टि, जो ऋतु की सम्पन्नत्ता 
का प्रतीक है । अग्ति और सोम देवतावाले (--अग्नीषोमीय ) पश्चु का विधान 
प्रायणीय इष्टि के दिन किया गया है, जो इष्टियों का दूसरा दिन है। अतु के चौथे 
दिन अम्नीपोमीय पशुसम्बन्धी अनुष्ठान किया जाता है। सवनीय पश्यु का 
विधान भी चौथे दिन है, और अनुष्ठान पाँचवें दिन । इसलिए जो यह कहा कि 
प्रकरण के अनुरोध से उपाकरण आदि पशुधर्म सवनीय पशु के लिए हैं, बह ठीक 
है। परन्तु जहाँ सवनीय पश का विधान है, उसी क्रम में अग्नीषोमीय पशुसम्बन्धी 
अनुष्ठान है, अत: स्थान--क्रम-प्रमाण के अनुसार (३।३॥ १४) उपाकरण आदि 
पशुधर्म सवनीय और अग्तीषोमीय दोनों के लिए हैं, ऐसा मानना युक्त प्रतीत 


१. इस प्रसंग में तथा अन्यत्र भी मध्यकालिक रसनालोलुप याज्ञिकों ने अग्नि 
में पशुमांस की आहुतियों का उल्लेख किया है, पर मूलतः वह नितान्त 
अव॑दिक है। यज्ञों के प्रारम्भिक काल में यज्ञों में पशुओं की हिंसा नहीं होती 
थी। अपेक्षित सत्करण के अनन्तर विसर्जन कर दिया जाता था । द्रष्टव्य-- 
“श्रौत यज्ञ मीमांसा” (यु० मी०) । 


४६६ मौमांसा-दक्षन 


होता है॥१६॥ 

पुर्वोक्त सन्देह के चार विकल्पों में से तीन का पूर्वपक्षरूप में उपपादन कर 
चौथे विकल्प को उत्तरपक्षरूप में सूत्रकार ने प्रस्तुत किया--- 

शब्सत्वेकेषां तत्र प्राक्‌ श्रुतिगुणार्था ॥२०॥ 

[तु] 'तु' पद गत सूत्रों में कहे गये अर्थ की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पयं 
है उपाकरण आदि पशुधर्म न सब ( +> अग्नीषोमीय, सवनीय, अनुबन्ध्य ) पशुओं 
के हैं, नं केवल सवनीय पशु के और न अग्नीषोमीय-सवतीय दोनों मिलित के, 
क्योंकि [ एकेषाम्‌ ] किन्‍्हीं शाखावालों की शाखा में [इव:] औपवसध्य चोथे 
दिन के अगले पाँचवें--प्रधान सोमयाग के---दिन सवनीय पशुओं का विधान है; 
तात्पर्य है, उनको क्रतु के पाँचवें दिन यज्ञमण्डप में उपस्थित किया जाता--या 
लाया जाता--है। [तत्र] उत शाखावालों के बिचार में [भप्राक्‌ श्रुति: | पहले 
चौथे दिन पढ़ी गई सवनोय पशुसम्बन्धी श्रृति [ गुणार्था ] गौण प्रयोजनवाली है। 

गौण का अभिप्राय है--वहाँ वह कथन द्वितीय स्तर का है, उपेक्ष्य है; 
क्योंकि सवनीय पशुसम्बन्धी अनुष्ठान पाँचवें दिन होना है, जिस दिन प्रधान 
सोमयाग अनुष्ठित किया जाता है। चौथे दिन अग्वीषोमीय पश्नु सम्बन्धी अनु- 
च्ठान है, और वहीं उपाकरण आदि पश्चुघर्म पठित हैं, इसलिए उन्हें केवल अग्नी- 
बोमीय पशुओं के लिए जानना चाहिए | पश्षयाग में पशुसम्बन्धी मुख्य संस्कार 
अग्नीषोमीय पशुओं का है। पाँचवें दिन सवनीय पशु और अन्तिम छठे अवमृथ- 
इष्टि के दिन अनुबन्ध्य पशुओं का संस्कार होता है ।' उपकरण आदि पशुधर्मों का 
विधान और अग्नीषोमीय पशुसम्बन्धी अनुष्ठान एक ही स्थान (८>क्रम) में 
श्रूत होने से यह निश्चित जाना जाता हैं कि उपाकरण आदि पशुघर्मों का विधान 
अग्नीषोमीय पशु के लिए है ॥२०॥ 

पूर्वपक्ष की ओर से सिद्धान्ती द्वारा उद्भावित आशंका को सूत्रकार ने 
सूत्रित किया-- 

तेनोत्कुष्टस्थ कालविधिरिति चेत्‌ ॥२१॥॥ 


[तेन ] 'आइिवन ग्रह गृहौत्वा' आदि वचन से [उत्कृष्टस्य] चौथे दिन से 
पाँचवें दिन: में खींचे गये सवनीय पशु के [कालविधिः | संस्कार-सम्बन्धी काल 
का विधान है, [इति चेत्‌ ] ऐसा यदि कहो, तो- (अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है )। 

पूर्वपक्ष का आदाय है, ऋम के आधार पर, उपाकरण आदि पशुधर्म केवल 


१. पशुओं के तीन भेद किस आधार पर हैं ? विचारणीय है। भूमिका के पशु- 
याग प्रसंग में इसे समझने व स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है । 


अथ तृतीयाध्याये षष्ठ: पाद: ११७ 


अन्नीषोमीय पशु के लिए हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि, प्रकरण के आधार पर वे 
सवनीय पशु के लिए हैं। चौथे दिन सवनीय पशुओं का पाठ उनका विधात करता 
है, और वहीं पशुधर्म पठित हैं। इससे पशुधरं सवनीय पश्मुओं के लिए सिद्ध होते 
हैं। 'आशिवन ग्रह गृहीत्वा त्रिवृता यूपं परिवीमाम्नेयं सबनीयं पशुमुपाकरोति” 
आशिवन नामक पात्र को लेकर तीन लड़ में मान्री हुई रस्सी से यूप को लपेटकर 
सवनीय पशु का उपाकरण संस्कार करता है; यह वाक्य केवल पाँचवें दिन संस्कार 
के काल का विधायक है। सवनीय पशु का विधान तो चौथे दिन है, वहीं पशुधर्मों 
का उल्लेख होने से सवनीय पशुओं के लिए उपाकरण आदि पश्ुधर्मों का मानना 
युक्त है । ऐसा यदि कहो, तो--॥२१॥ 

इस आशंका का निवारण सूत्रकार ने किया-- 

नैकदेशत्वात्‌ ॥२२॥ 

[व] उपाकरण आदि पद्मुधर्म सवतीय पशु के नहीं हैं, [एकदेश्त्वात्‌] 
पुष्ठि के एकदेत्म होने से। तात्पयं है, “आश्विनं' आदि वाक्‍य सवनीय पद्नु के 
पुष्टिरूप संस्कार का उत्कर्ष करता है, उपाकरण आदि का नहीं | अतः क्रम से 
उपाकरण आदि पशुधर्म अग्नीषोमीय पशु के लिए हैं। आश्विन काल का पाठ 
सवनीय पशु के विधान के लिए है, जो पाँचवें दिन में साध्य है। इसको गुणार्थ 
(कालविधि) मानने पर वाक्यभेद होगा। विधान मानने पर वाक्यभेद नहीं 
होगा। क्योंकि पुष्टि-वर्म पशु का एकदेश है, एक देश के निर्देश से सम्पूर्ण पश्चु- 
द्रब्य का उत्कर्ष नहीं होगा, इसलिए पुष्टि-प्रचार अपने समीप में पढ़े गये पुष्टि- 
सम्बन्धी संस्कारों का उत्कर्ष करेगा; उपाकरण आदि पशुषर्मों का उत्कर्ष नहीं 
करेगा। आश्वित वाक्य में सवनीय पशु के रस्से को यूप में लपेटने का कथन 
अनुवाद-मात्र है। सवनीय पशु मेष आदि हैं। इनको रस्से में बांधा कहाँ जाता 
है ? फिर इस यूपपरिनयन (--नियोजन) को “उपाकरोति' क्रिया से कहना 
उपलक्षणमात्र है। वस्तुतः उपाकरण आदि पशुघर्म मुख्य रूप से अग्नीषोमीय 
पश्चु के लिए बिहित हैं । अन्यत्र इनका यथापेक्षित व्यवहार सम्भव है जो शास्त्रीय 
दृष्टि से अनुवाद कहा जाता है॥२२॥ 

उपाकरण--पश्ुओं का बुलाया जाना आदि किसी विद्येष प्रयोजन से निर्घा- 
रित दिन में होता है। प्रयोजन है--पशुओं का निरीक्षण करना, स्वास्थ्य आदि 
की जाँच-पड़ताल करना । जिस दिन बुलाया गया है, उसी दिन अग्तीषोमीय 
पश्चु के समान सवनीय पद्नु का भी उसी दिन निरीक्षण होना चाहिए। 

इसी अर्थ को सूत्रकार ने सूत्रित किया-- 


अर्थेमेति चेत्‌ ॥२३॥ 
[अर्थेन ] प्रमोजनविशेष से पशु एकत्रित किये गये हैं। वह निरीक्षण आदि 


भह्८ मीमांसा-दर्दोन 


प्रयोजन उसी दिन सम्पन्न होना चाहिए। [इति चेत्‌ ] ऐसा यदि कहो, तो वह- 
(अगले सूत्र से सम्बद्ध है) ॥२३॥ 
आशंका का सुत्रकार ने समाधान किया-- . 


न श्रुतिप्रतिषेधात्‌ ॥२४॥ 


[१] उक्त कथन ठीक नहीं है । तात्पयें है, जिस दिन पशुओं को यज्ञमण्डप 
के समीप एकत्रित होने की घोषणा की गई हो, उसी दिन सबका निरीक्षण कर 
लिया जाय, ऐसा नहीं है, [श्रुतिविप्रतिषेघात्‌ ] श्रुति द्वारा विप्रतिषेध से। 
तात्पय है, श्रुति उक्त अर्थ का विरोध करती है। 

प्रथम दिन अर्थात्‌ ज्योतिष्टोम के चौथे दिन केवल अग्नीषोमीय पशु का उपा- 
करण आदि रूप में पूर्णनिरीक्षण कर पर्यग्निकरण के अनन्तर उनका उत्सर्जन 
कर दिया जाता है। सवनीय आादि पद्ुओं का उसी दिन निरीक्षण नहीं होता । 

सवनीय पशु के विषय में श्रुति है--“आश्विनं ग्रह गृहीत्वा त्रिवृता यूप॑ 
परिवीय आग्नेयं सवनीय॑ पश्ुमुपाकरोति” अद्ववनी देव चिकित्सक माने जाते हैं । 
“आदिवन ग्रह का तात्पयें है--चिकित्सा-सम्बन्धी उपकरण। इस कार्य के लिए 
नियुक्त व्यक्ति चिकित्सा-उपपकरणों को साथ लेकर सववीय पश्ु का निरीक्षण 
करता है। मेष-मेषी, अज-अजा सबनीय पश् हैं। इनको सवनीय पद्मु इस कारण 
कहा जाता है, क्योंकि इतका निरीक्षण तीनों सवनों के अनुष्ठान के दिन होता है । 
गह प्रघान सबनों के अनुष्ठान का पाँचववाँ दिन है। तीनों सबनों में प्रधात सोस 
हवि की आहृतियाँ दी जाती हैं । 

सवतों के साथ पशुओं का किस प्रकार का सम्बन्ध है? --कथं सवनानि 
पशुमन्ति ?” इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है--'वपया प्रातः सबने प्र चरन्ति, 
पुरोडाशेत माध्यन्दिने सबने, अद्भैस्तृतीये सवने” याज्ञिक अर्थ है---प्रात: सवन में 
घर्बी से होम करते हैं, माध्यन्दिन सवन में पुरोडाश से, तृतीय सवन में पश्ु- 
अज्ञों से। ऐसा अर्थ करने पर भी तीनों सवनों के साथ पशु का सम्बन्ध नहीं 
बनता। माध्यन्दिन सबन पशु-सम्बन्ध के बिना रह जाता हैं। 

बस्तुत: वाक्य का “वषा' पद पशु की पुष्टि का द्योतक है। लोक में हृष्टपुष्ट 
व्यक्ति को मनोरझ्जन की भावना से कहा जाता है--“चर्बी बहुत चढ़ गईं दीखती 
है ! ' ग्रातःसवन में पशु-सम्बन्धी यह कार्य है कि सवनीय पशुओं में से पुष्ट-स्वस्थ 
पशुओं को निरीक्षण कर अलग छाँट दिया जाय। यह काल का विधान है | प्रात:- 
सवत के समय पशु-सम्बन्धी यह कार्य किया जाय । यहो सवन के साथ पश्चु का 
सम्बन्ध है। वषा से होम करना, अथवा वषा की आहुति देना, यह नितास्त 
निराघार कथन है। क्‍योंकि “प्र चरन्ति/ क्रियापद का 'आहुति देता या होम करना! 
अथे के लिए कोई आधार नहीं है। नियुक्त व्यक्ति पशुनिरीक्षण कर पुष्टि-निमित्त 


अथ तृतीयाध्याये षष्ठ: पादः ५६६ 


से यह प्रचारित करता है कि यह सवनीय पशु पुष्ट-स्वस्थ-मीरोग है। 

माध्यन्दिन सवत के अवसर पर सब आगत पशुओं को चारे पर बाँघ दिया 
जाय। चारा पशु का खाद्य है। पुरोडाश पद इसी का भ्रतीक है। “पुरोडाशेन 
माध्यन्दिने सवने प्र चरन्ति” साध्यन्दित सवन के साथ पशुओं का यही सम्बन्ध है। 
तुतीय सवत के अवसर पर दुरबंल पशुओं की परीक्षा की जाती है। उनके भ्रत्येक 
अज्भु की जाँच-पड़ताल कर उनकी दुर्बलता के कारण का पता लगाया जाता है, 
एवं उसे दूर करने के लिए उपाय सुभाये जाते हैं। 'अज्जैस्तृतीये सबने प्र चरन्ति' 
का यही तात्पर्य है। अज्जों की आहुति देना नितान्‍्त नृशंस कार्य है, निश्चित 
ही इन्द्रियाराम याज्ञिकों ने प्रस्तुत विषय में वास्तविकता का शीर्षासन कर 
दिया है। 

चालू प्रसंग में कहना यह है कि 'आदिवनं” वचन में सवनीय पशु का उल्लेख 
कर उपाकरण पश्मुधर्म का विधान किया है। उपाकरण अन्य पशुधर्मों का उप- 
लक्षण है । तात्पय है--यहां उपाकरण आदि पश्युधर्म सवनीय पश्मु के लिए विहित 
हैं। यदि इसे न मौनकर पश्मुधम॑ अग्नीषोमीय पशु के लिए माने जाते हैं, तो इस 
श्रुति के साथ विरोध होगा । अतः सवनीय पशु के ये धर्म हैं, ऐसा मानना युक्त 
है ॥२४॥। 

आचार्य सृत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-- 


स्थानातु पूर्वस्य संस्कारस्य तदर्थत्वात्‌ ॥२५॥ 


सूत्र में 'तु! पद अवधारण अर्थ का वाचक है। [स्थानात्‌ ] स्थान +- क्रम से 
[पूर्वेस्थ | पूर्वपठित अस्नीषोमीय पशु के [तु] ही उपाकरण आदि घर्मं हैं, 
[संस्का रस्य | उपाकरण आदि संस्कारों के [तदथ॑त्वात्‌ | पशुओं के लिए होने के 
कारण। तात्पयं है, उपाकरण आदि संस्कारों का प्रयोग पशुयाग में होता है, 
ज्योतिष्टोम में नहीं । इसलिए स्थान -+ क्रम-प्रमाण से उपाकरण आदि पशुधर्म 
अग्नीषोमीय पशु के ही हैं, सवतीय पशु के नहीं। 

उपाकरण आदि धर्म पशुयाग-प्रेरित हैं। सवनीय पद्मुओं का यह प्रकरण 
नहीं है। १६वें सूत्र के अनुसार स्थानरूप प्रमाण से श्रथम पठित अग्तीषोमीय 
पशु के ही उपाकरण आदि धर्म हो सकते हैं। उपाकरण आदि पशु-संस्कार मुख्य 
रूप से पश्चुयाग में अपेक्षित हैं। वहाँ प्रथम अग्नीषोमीय पद्मु पठित है, अतः उसी 
के लिए उषाकरण आदि धर्मों का विधान है। सवनीय पशु ज्योतिष्टोम भें उप- 
स्थित होते हैं । वहां 'आदिविन” वचन के अनुसार उनके काल का विधान है। 
उपाकरण आदि घर्म॑ं वहाँ अपेक्षानुसार अनुवादमात्र हैं। ज्योतिष्ठोम में सभी 
प्रकार के पशु उपस्थित होते हैं। यदि उपाकरण आदि धर्मों को ज्योतिष्टोम- 
प्रेरित माना जाय तो उपाकरण आदि धर्मों का विधान सभी पशुओं के लिए 


६०० मीमांसा-दर्बन 


अभिवाय मान्ता जायगा, जो अनावश्यक है। इसलिए पशुयाग-विहित उपाकरण 
आदि पशुधर्मों का सम्बन्ध क्रम-अ्रमाण से प्रथम पठित केवल अग्नीषोमीय पशु के 
साथ है । अन्यत्र उनका अनुवादमात्र समभना चाहिए। 

इसी अथे की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


लिड्डभदर्शवाच््च ॥२६॥ 


[लिज्जदशंनात्‌ | लिग-दर्शन से [ च] भी जाना जाता है कि उपाकरण आदि 
धर्म अम्नीषोमीय पश्चु के हैं। 

ज्योतिष्टोम-प्रसंग में सवतीय पशू के (पुष्टि) वषा-प्रचार और पुरोडाश- 
संस्कार का उल्लेख है। यदि उपाकरण आदि संस्कार सब पश्चुओं के लिए समान 
होते, तो वपाप्रचार, पुरोडाश-संस्कार की भी गणना पशुयाग के अग्नीषोमीय 
प्रसंग में की जाती; पर ऐसा नहीं किया गया । इससे' ज्ञात होता है, उपाकरण 
आदि पशु-संस्कार केवल अग्नीषोमीय पद्मु के लिए विहित हैं। अपेक्षानुसार 
सवनीय पश्ु के लिए उनका उपयोग अतिदेश-वाक्य द्वारा प्राप्त हो जाता है। 
सवनोय पश्ु-संस्कारों के काल का विधान “बपया प्रातः सबने” तथा 'आदिवन प्रहूं” 
आदि वचनों दारा किया गया है। इससे ज्ञात होता है, सबनीय पशु के ये ही 
संस्कार हैं, उपाकरण आदि नहीं ॥२६॥ 

सवनीय पश्ु-सम्बन्धी संस्कारों के कालविधायक वाक्य अन्य किसी गौण 
प्रयोजन से कहे जाने के कारण अर्थवादमात्र हैं, कालविधायक नहीं, इस आशंका 
का समाधान सूत्रकार ने किया-- 


अचोदना गुणार्थेन ॥ २७॥ 

[ग्रुणार्थेन ] मौण प्रयोजन द्वारा उक्त वाक्य [अचोदना] अविधायक है। 
त्तात्पय है--मुख्य प्रयोजन द्वारा विधायक है। 

सवतीय पशु-संस्कारों के काल का विधान अन्य किसी वचन से प्राप्त नहीं 
है। यह अपूर्व विधान है। अन्य किसी गौण प्रयोजन से कहे जाने का बहाना लेकर 
इन्हें अर्थंवाद बताना अप्रामाणिक होगा। फलतः भ्रस्तुत अधिकरणग्रत समस्त 
विवेचता से यह परिणाम सामने आता है कि उपाकरण आदि पशुधर्म अथवा पशु- 
संस्कार केवल अग्नीषोमीय पशु के लिए विहित हैं। सम्मिलित अग्ति और सोम 
कृषि के देवता हैं। कृषि का सर्वश्रेष्ठ बाह्यसाधन पश्‌ वृष (बलीबदें--बल) है। 
सोम और अग्नि देवताओं के साथ कृषि-उपादक मुख्य पशु होने के कारण उसके 
स्वास्थ्य व रक्षा आदि के निमित्त सर्वप्रथम उपस्थिति उस अवसर पर इसी की 
उचित है, जब पशुओं की स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से जाँच-पड़ताल की जाय। 
उससे सम्बद्ध संस्कारों का विवरण उसी के लिए उपयुक्त हो सकता है। सवनीय 


अथ तृतीयाध्याये षष्ठ: पादः ई्ग्१ 


पशु मेष-अज आदि के संस्कार उनके प्रसंग में कहे गये हैं । आदिकाल में यज्ञ के 
अवसर पर पशुओं को मारा नहीं जाता था ॥२७॥ (इति उपाकरणादीनामग्नी- 
घोमीयपशु धर्म ताईघिकरणम्‌---७ ) । 


(शाखाहरणादीनामुभयदोहधर्म ताइईधिकरणम्‌--८) 


“दक्ष! इष्टि के प्रसंग में सायं और प्रात: गोदोहन का उल्लेख है.। दोहन- 
सम्बन्धी कुछ घर्मो का भी उल्लेख है, जैसे--शाखाहरण, गायों का प्रस्थापन, 
प्रस्मावन, गोदोहन आदि। यहाँ सन्देह है, क्या ये धर्म दोनों काल के दोहनों में 
से किसी एक काल के दोहन के लिए हैं ? अथवा दोनों कालों के दोहन के लिए ? 
सायंकाल के दोह में पठित होने से साय॑ -दोह के ही धर्म होने चाहिएँ । 

इस अथे को सुत्रकार ने पू्व॑पक्षरूप में सूनित किया--- 

बोहयो: कालभेदादसंयुकत श्यूतं स्थात्‌ ॥२८॥ 

[दोहंयो: ] दोनों दोहनों के [कालभेदात्‌ | काल का भेद होने से [ ख्तम्‌ ] 
प्रात: दुह्या सद्यष्क दूध [असंयुकतं स्यात्‌ | दोहधर्मों से संयुक्त नहीं होता । 

“दक्ष! इष्टि के हविद्रव्य दो प्रकार के होते हैं, एक--सान्नाय्य; दूसरा--- 
पुरोडाह्य। सान्‍नाय्य हवि वही और दूध को मिलाकर बनाया जाता है। अमाबास्या 
के पहले दिन सायंकाल दूध दुहुकर जमा दिया जाता है । अगले दिन श्रातः ताज़ा 
दूध सान्ताय्य हवि बनाने के लिए दुह्म जाता है। शाखाहरण आदि धर्म सायं-दोह 
के साथ पठित हैं, इसलिए सायं-दोह के धर्म माने जाने चाहिएँ। दोनों दोहनों के 
काल का भेद होने से प्रातर्दोह भाखाहरण आदि धर्मों से संयुक्त नहीं होगा। 
शाखाहरण आदि धर्म निम्न प्रकार हैं-- 

शाखाहरण--अमावास्या के दिन ढाक अथवा छोंकरे ( +-खेजडे, शमी )की 
शाखा काटकर लाई जाती है, जिससे बछड़े को--गाय के पसवाने के लिए-- 
नीचे छोड़ने के पहले और पीते हुए बछड़ें को हटाकर स्पश् किया जाता है । 

प्रस्तावन--गाय को पूरे पसवाने के लिए अर्थात्‌ स्तनों में पूरा दूध उतारने 
के लिए गाय के स्तनों पर पानी का छींटा देते हुए ब्रारबार हाथ फेरना 'प्रस्तावन' 
है। 

गोबोहन--स्तनों से पात्र में दूध निकालना । 

प्रस्थापन--दुष निकालकर गाय को चर पर बाँधने अथवा चरागाह में चरने 
के लिए भेजना । 

जिस दिन सायंकाल गोदोहन है, उसी के साथ शाखाहरण आदि पधर्म पढ़े 
हैं; इसलिए क्रम--स्थान-प्रमाण से सायं-दोहन के लिए ये दोहधर्मं समझने 
चाहिएँ ॥२८॥ 


ह्ण्र मीमांसा-दर्शन 


आचाये सूत्रकार ने पुर्वपक्ष का समाधान किया--- 
प्रकरणाविभागादा तत्संयुक्तस्य कालशास्त्रम्‌ ॥२६॥ 


[वा] “बा पद पूव॑सूत्रोक्त--दोहधर्म सायं-दोह के हैं, प्रातर्दोह के नहीं-- 
पक्ष की निवृत्ति का द्योंतक है। [प्रकरणाविभागात्‌ ] प्रकरण कें अविभाग -- 
अलग न होने से [तत्संगुक्तस्य] हविद्रव्य दही-दूघ रूप अज्चों (सान्ताय) से 
सम्बद्ध प्रधान याग का, यह [ कालश्ञास्त्रम] काल का विधायक झआास्त्र है। तात्पर्य 
है, दर्श' नामक इष्ठि के प्रकरण में पठित दोहघर्म सायं-प्रातः दोनों दोह के लिए 
हैं; क्योंकि दही-दूब दोनों अज्जों से संयुक्त प्रधान याग के काल का विधायक यह्‌ 
बचन है। 

दही-दूध दोनों का प्रकरण समान है; जहाँ साय॑-दोह है, उसी एक प्रकरण में 
प्रा्दोह है। यद्यपि क्रम के अनुसार ये धर्म सायं-दोह के साथ पठित हैं, परन्तु 
क्रम की अपेक्षा प्रकरण बलवान्‌ होता है। अतः प्रकरण-बल से ये दोहथम दोनों 
दोहनों के लिए हैं | पहले-पीछे उल्लेख से कोई अन्तर नहीं आता । 

इसके अतिरिक्त वस्तुत: यदि ऐसा देखा जाय, तो दही और दूध दोनों 
अमावास्या के प्रात: एक ही क्रम पर होते हैं । दूध से दही बनने के लिए लगभग 
बारह घण्टा समय लग जाता है। इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए अमावास्या के 
पहले दिन सायंकाल में दूध निकालकर जमा दिया जाता है। दही का अपना 
अस्तित्व लाभ करना अमावास्था के प्रातः ही हो पाता है। इसी वास्तविकता को 
शास्त्र में बताया है-ऐन्द्र दध्यमावास्थायाम्‌, ऐन्द्रं पयोड्मावास्पायाम्‌' इन्द्र देवता- 
वाला दही अमावास्था में होता है; इन्द्र देववावाला दूध अमावास्या में होता है। ये 
दोनों समान रूप से अमावास्था में कहे गये हैं। इसलिए प्रातः-सायं दोनों दोह के 
लिए दोहधर्म माने जाने में क्रम बाधक नहीं है। सायं-दोह के समय लाई गई 
शाखा यदि प्रातः-दोह के समय तक कार्पोपयोगी नहीं रहती है, तो प्रातः-दोह के 
समय अन्य नई शाखा लाई जा सकती है ॥२६॥ (इति शाखाहरणादीनामुभय- 
दोहधर्मताईघिकरणम्‌--८) । 


(सादनादिग्रहरधर्माणां' सवनत्रयधमंता5धिकरणम्‌--&) 


ज्योतिष्टोम का विधान किया है--स्वगंकामों ज्योतिष्टोमेन यजेत' स्वर्ग 
की कामनावाला ज्योतिष्टोम से यजन करे। ज्योतिष्टोम छह दिन साध्य है। 
पाँचवें दिन प्रधान सोमयाग तीन सबनों में सम्पन्न किया जाता है । प्रात:सबन 
में ऐन्द्रवायव आदि दक्ष ग्रह पटित हैं। ग्रह उन पात्रों का नाम है, जिनमें सोमरस 


१. सम्मार्गादीतां ग्रहर्ाणां सवनत्रयार्थत्वम्‌ ।--सुबोधिनीवृत्ति:। 


अथ तृतीयाध्याये षष्ठ: पाद: ६०३ 


भरकर विभिन्‍न देवताओं के उद्देश्य से आहवनीय अग्नि में आहुतियाँ दी जाती 
हैं। प्रात:सवन में ग्रहण किये जानेवाले दश् ग्रह इस प्रकार हैं--(१) ऐब्द्रवायव, 
(२) मैत्रावरुण, (३) झुक्त, (४) मन्‍्धी, (५ ) आाग्रयण, (६-७-८) अतिग्रह 
(+-आस्नेय-ऐन्द्र-सौय), (६) उक्ध्य, (१०) आहिवन । उन ग्रहों के कुछ 
धर्म कहे गये हैं--ग्रहों का यथास्थान रक्खा जाना, तथा ऊन के छत्ने के छोर से 
सम्मार्जन करना आदि । सम्मार्जन का वाक्य है--'दशापवित्रेण ग्रहूं सम्माष्टि/ 
दक्षापवित्र से ग्रह का सम्मान करता है। 'दशा' छोर का नाम है; “पवित्र 
पुनने-छानने का ऊन का बना कपड़ा । अंगोछे के समान उस कपड़े के दोनों छोर 
आड़ी बुनाई न कर खुले छोड़ दिये जाते हैं। पात्र पर उस छन्‍्ने को रखकर सोम 
छाना जाता है। छावते समय पात्र पर जो इधर-उधर सोमरस की बूँदें लग जाएं, 
उन्हें छन्‍्ने के छोर से पोंछ दिया जाता है, इसी का नाम सम्मार्जन है । इसी प्रकार 
माध्यन्दिन सवन के ग्रह अन्य हैं तथा तृतीय सवन के अन्य । माध्यन्दिन और 
तृतीय सबन में होनेवाले ग्रहों में सन्देह है--क्या सादन, सम्मार्जन' आदि धर्म सभी 
प्रहों में किये जाते हैं ? अथवा केवल प्रात:सवन के ग्रहों में ? 

प्रातःसवन के ग्रहों के साथ पढ़े जाने के कारण उन्हीं ग्रहों के लिए इन घ॒र्मो 
का उपयोग होना चाहिए। यह श्राप्त होने पर आचार्य सूत्रकार ने सिद्धान्त-पक्ष 
प्रस्तुत किया-- ४ 


तद्वत्‌ सवनान्तरे ग्रहास्नानम्‌ ३०७ 


[तद्वत्‌ | गत अधिकरण में वर्णित द्श इष्टि में सायं-प्रात: उभय गोदोह के 
शाखाहरण आदि धर्मों के समान [सवनान्तरे] अन्य माध्यन्दिन और तृतीय 
(--सायं) सबन में भी [्रहाम्नानम्‌ ] ग्रहधर्मो--सादन, सम्मार्जन आदि--का 
कथन जानना चाहिए। 

यद्यपि सादन आदि धर्म प्रात:सबन के ग्रहों के साथ पढ़े गये हैं, पर ज्योतिष्टोम 
का महाप्रकरण सभी सवनों व ग्रहों के लिए समान है । सादन-सम्मांन आदि 
धर्मों का विधान वाक्य द्वारा सभी सवनों के ग्रहों के लिए किया गया है, भले ही 
पाठ का स्थान या क्रम प्रात:सवन के साथ हो। क्योंकि, स्थान से प्रकरण और 
वाक्य वलवान्‌ होते हैं। इसलिए सभी सबसों के ग्रहों के लिए ये धर्म कहे हैं, 
यह निविचत सिद्धान्त है ॥३०॥ (इतति सादनादिग्रहधर्माणां सबनत्रयधमंताउघि- 
करणम्‌--६) । 


(रशनात्रिवृत्त्वादीनां पश्युधमेताईधिकरणमस्‌--१० ) 


ज्योतिष्टोम में अग्नीषो भीय पशु की उपस्थिति का उल्लेख है---'यो दीक्षितो 
यदग्नीषोमीय पशुमालभते'---जो दीक्षित यजमान अग्नीबोमीय पद्मु का आलभन 


दण्ड मीमांसा-दर्शत 


करता है। उसी प्रकरण में पश्‌ को बाँवने की रस्सी (--रशना) का उल्लेख है, 
और उसके धर्मों का भी । तात्पय॑ है, रस्सी कैसी होती चाहिए ? उसकी कतिपय 
विशेषताओं को भी बताया गया है, जैसे--रस्सी तीन लड़ में भानी हुई होनी 
चाहिए, मद हो, प्रविष्टान्त हो, अर्थात्‌ दोनों किनारे रस्सी को भानते हुए अन्दर 
को मोड़ दिये गये हों । यदि ऐसा न किया जाय, तो रस्सी उधिड़ जायगी। यहाँ 
सन्देह है-क्या रशना के ये धर्म अम्नीषोमीय, सवनीय, अनुबन्ध्य सभी पशुओं की 
रक्ना के लिए साधारण हैं ? अथवा केवल अग्नीषोमीय पश्यु की रहना के हैं ? 
अग्नीषोमीय पशु के प्रकरण में पठित होने से उसी की रशना के ये धर्म हों, ऐसा 
प्राप्त होने पर सूत्रकार ने सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया--- 


रशना च लिज्ञदर्शनात्‌ ॥३१॥ 


(रहना ] पशु बाँधने की रस्सी [च] तो अपनी विशेषताओं के साथ सब 
पशुओं के लिए साधारण है, [लिज्जदशंतात्‌ ] इस विषय में साधक हेतु देखे 
जाने से । 

सवनीय पश्नु के विषय में स्पष्ट उल्लेख है--“आरशिविनं ग्रह गृहीत्वा त्रिवृता 
यूप॑ परिवीयास्नेयं सवनीय॑ पशुमुपाकरोति' आशिवन ग्रह का ग्रहण कर तीन लड़- 
वाली रस्सी से यूप को लपेटकर आग्नेय सवतीय पशु का उपाकरण करता है । 
यहाँ तीन लड़वाली रस्सी का सवनीय पशु के लिए स्पष्ट उल्लेख है । इससे जाना 
जाता है कि अपनी विशेषताओं से युक्त रस्सी का उपयोग केवल अग्नीषोमीय 
पश्षु के लिए न होकर कपेक्षानुसतार सभी प्चुओं के लिए साधारण है। सन्दर्भ में 
“विवृत्‌' पद रशना के अन्य धर्मो- -मृदुलता, प्रविष्टान्तता आदि--का उपलक्षण 
है। 'सवन्तीय' पद भी “अनुबन्ध्य' पशुओं को उपलक्षित करता है। 

यद्यपि सप्तम अधिकरण में रशनाविषयक आंशिक विवरण आ गया है, 
पर वहाँ रशना की विशेषताओं का उल्लेख नहीं हुआ | उसी के लिए यह अधि- 
करण है। वहाँ निर्णेय किया गया है, समस्त पशुधरमों--उपाकरण आदि--का 
विधान केवल अग्नीषोमीय पश्नु के लिए है। शेष पशुओं के लिए उनकी प्राप्ति 
अतिदेश-बाक्य द्वारा होती है। उन धर्मों में 'इलक्ष्णया बन्ध: भी एक है। उसमें 
रघाना के मृदुता-स्निग्धता आदि घर्मं तो आ जाते हैं, पर अन्‍य धर्म त्रिवृत्‌ प्रवि- 
ष्ठान्त आदि नहीं आते | उन्हीं के लिए प्रस्तुत अधिकरण का प्रारम्भ है ॥३१॥ 
(इति रशनात्रिवृत्त्वादीनां पशुधर्मताधिकरणमू--१०) । 


(अंड्वदा भ्ययो रपि सादनादिधमंवत्त्वाधिक रणम्‌ू--११) 


तैत्तिरीय संहिता के तृतीय काण्ड में ज्योतिष्टोम-सम्बन्धी कुछ कम पढ़े हैं। 
वहाँ अंश! और “बदाष्य' नामक भ्रह पढिंत हैं। उनमें सन्देह है--क्या 


अथ तृतीयाध्याये षष्ठ: पाद: ह्ग्श्‌ 


ज्योतिष्टोम में पठित ग्रहधमं--सादन, सम्माजंन आदि--अंशु और अदाम्य 
ग्रहों में करने चाहिएँ ? अथवा नहीं करने चाहिएँ । ज्योतिष्टोम प्रकरण से दूर 
अल्यत्र पठित होने के कारण नहीं करने चाहिएँ । इस अथ्थे को सुत्रकार ने पूर्व- 
पक्षरूप में सूचित किया--- 


आराच्छिष्टमसंयुक्तमितरेरसन्निधानात्‌ ॥३२॥ 


[भआरात्‌-शिष्टम्‌ ] दूर कहे गये ग्रह [इतरै:] अन्य ग्रहों के धर्मों से 
[असंयुक्तम्‌ | संयुक्त -- सम्बद्ध: नहीं होते, [असन्निधानात्‌ ] पूर्वपठित ग्रहघर्मों 
के समीप न होने के कारण । 

कोशकारों ने “आरात्‌ दुरसमीपयो:” कहकर “आरातू” पद के 'दूर' और 
“समीप दोनों अर्थ माने हैं। सूत्र के व्याख्याकारों में से किसी ने समीप अर्थ मानकर 
व्याख्या की है, किसी ने दूर अर्थ मानकर । जब हम “आरात' पद से ततीयकाण्ड- 
पठित अंश और अदाम्य ग्रहों को लक्षित करते हैं, तब 'आरात्‌” का अर्थ दर 
अभीष्ट होगा । जब ज्योतिष्टोम के मुख्य प्रकरण में पठित ग्रहधर्मों को 'आरात्‌' 
पद से लक्षित करते हैं, तब 'आरात्‌” का 'समीप' अर्थ अभीष्ट होगा। इस व्याख्या 

“असन्निधात्‌' हेतुपद का पाठ “सन्निधानात्‌' अभीष्ट होगा। इस व्याख्या में 
भी 'इतरे:' पद से अंशु और अवाम्य के लक्षित होने पर हेतुपद का पाठ त्तदवस्थ 
बनी रहेगा। इस रूप में आपातत: भिन्न अर्थ प्रतीत होने पर भी सूत्र के भावार्थ 
में कोई अन्तर नहीं आता। सादन, सम्मार्जन आदि जो ग्रहों के धर्म ज्योतिष्टोम 
के मुख्य प्रकरण में बताये हैं, वे उन्हीं ग्रहों के समभने चाहिएँ जो मुख्य प्रकरण 
में पठित है । 

यह ऐसा ही प्रसंग है, जैसा 'पयसा मैत्रावरुणं श्रीणाति' कहा है। मैत्रावरुण 
नामक ग्रह में स्थित सोम को दूध के साथ मिलाता है। इस बचत के अनुसार 
मैत्रावरुण ग्रह में विद्यमान सोम को ही दूध के साथ मिलाया जाता है; अन्य ग्रहों 
में विद्यमान सोम को दूध के साथ नहीं मिलाया जाता। इसी प्रकार सादन, 
सम्माजेन धर्म भी उन्हीं ग्रहों के माने जाने चाहिएँ, जो वहीं प्रकरण में पठित 
हैं। अंशु-अदाम्य ग्रह प्रकरण में पठित नहीं हैं, अतः उनके ये धर्म नहीं माने 
जाएँगे ॥३२॥ 

इस पूर्वेपक्ष का आचाये सूत्रकार ने समाधान किया-- 


संयुक्त वा तदर्थत्वाच्छेषस्थ तन्निमित्तत्वात्‌ ॥३३॥ 


[वा] 'वा' पद पूर्वसूत्र में कहे गये “अप्रकरणस्थित अंशु और अदाम्य ग्रहों 
के सादन-सम्माजंन ग्रह-धर्म नहीं होते' की निवृत्ति का द्योतक है। [संयुक्तम्‌ ] 
प्रकरण से अन्यत्र पठित भी अंशु और अदाम्य ग्रह भी सादन-सम्माजेन ग्रह-घर्मो 


६०६ मीमांसा-दर्शन 


से सम्बद्ध होते हैं, क्योंकि इन ग्रहों के [तदथेत्वात्‌ ] ज्योतिष्टोम की सम्पन्नता 
के लिए होने के कारण [क्षेषस्य ] कहे गये सादन आदि अह-धर्मो के [वर्निमित्त- 
त्वात्‌ | ज्योतिष्टोम निमित्तक होने से । तात्पय॑ है--पग्रहों का कथंत ज्योतिष्टोम 
याग की सम्पन्तता के लिए है। अत: कोई ग्रह कहीं भी पढ़े गये हों, सम्माजंन 
आदि ग्रह-घर्मो का सम्बन्ध सभी ग्रहों से होगा । अन्यथा, ज्योतिष्टोम याग विगुण 
हो जायगा । 

तैत्तिरीय संहिता का तृतीय काण्ड वस्तुतः प्रकीर्णक काण्ड है। बिखरे हुए 
विभिन्‍न कर्मों का कथन उसमें हुआ है। किसी एक मुख्य कर्म का प्रारम्भ करके 
तत्सम्बन्धी अन्य कर्मों का कथन वहाँ किया गया हो, ऐसा नहीं है। इसलिए बे 
अनारभ्याधीत कमे हैं। उनका जिस मुख्य कर्म से सम्बन्ध हो, वहाँ उन्हें जोड़ 
लेना चाहिए। ग्रह उन पात्रों का नाम है, जिनमें आहुति के लिए सोम भरा जाता 
है। इनका उपयोग सोमयाग की संस्था ज्योत्तिष्टोम में होता है। अंशु और अदास्य 
नामक ग्रह भी ज्योतिष्टोम के उपकारक हैं। ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठित ग्रह- 
धर्मों का सम्बन्ध उनके साथ भी होगा, भले ही वे प्रकरण से अन्यत्र पढित हों । 
आचार्यों का कथन है--बस्थ येनार्थ प्रस्बन्धो दृरस्थस्यापि तस्य सः'---जिनका 
परस्पर अनिवार्य सम्बन्ध है, उनके दूरस्थित होने पर भी सम्बन्ध को हटाया नहीं 
जा सकता। फलतः ज्योतिष्टोम से सम्बद्ध अंशु और अदास्य ग्रहों को सादन- 
संम्मा्जेन आदि ग्रह-पर्मों से सम्बद्ध मानना ही होगा । 

... 'भ्रहं सम्माष्टि! वाक्य में ग्रहमात्र को लक्ष्य कर सम्मान का विधान किया 
है। प्रकरण से वाक्य बलवान होता है। प्रकरण-पठित ग्रहों के समान अंशु और 
अदाम्य ग्रह भी उसी प्रकार ज्योतिष्टोम के उपका रक हैं। इसलिए स्रम्मार्जन आदि 
धर्म जैसे प्रकरण-पठित ग्रह्मों में किये जाते हैं, बैसे ही अंशु और अदाभ्य ग्रहों में 
भी करने चाहिएँ ॥३३॥। 

मैत्रावरुण ग्रहस्थित सोम में दृधमिश्रण का उदाहरण देकर जो यह कहा 
गया कि अंशु और अदाभ्य प्रहों में ग्रह-थर्म नहीं होने चाहिएँ, आचार्य सूत्रकार 
ने उसका समाधान किया-- 

निर्देशाद्‌ व्यवतिष्ठेत "३४७ 

मँत्रावरुण ग्रहस्थित सोम में दूध मिलाना कार्य [निर्देशात्‌ ] 'पयसा मैत्रा- 
बहर्ण श्रीणाति” वाक्य-निर्देश से [व्यवतिष्ठेत] एकमात्र मंत्रावरुण ग्रह में 
व्यवस्थित हो जाता है। तात्पये है, दूध मिलाना कार्य अन्य ग्रहों में स्थित सोम में 
प्रवृत्त नहीं होता । 

चालू प्रसंग में वस्तुतः यह उदाहरण विषम है । 'पयसा मैत्रावरुणं श्रीणाति' 
वाक्यनिर्देश मेत्रावरुण ग्रह का नाम लेकर उसमें बिद्यमान सोम के साथ दुध- 


अंथ तृतीयाध्याये षष्ठ: पांद: ६०७ 


मिश्रण का कार्य एक विशेष कथन है, परन्तु ज्योतिष्टोम में ग्रहों के सादन और 
सम्भार्जन का कार्य एक सामान्य कथन है। वहाँ किसी विश्ेष ग्रह का वाम लेकर 
सादन-सम्मार्जन नहीं कहे गये। “उपोप्तेड्न्ये ग्रहा: साइन्ते' तथा 'दशापवित्रेण 
ग्रह सम्मराष्टि' वाक्‍्यों में सामान्य ग्रह पद का निर्देश है। वह सभी ग्रहों में समान 
रूप से लागू होगा। ज्योतिष्टोम-सम्बन्धी ग्रह प्रकरण में या अन्यत्र कहीं पढ़ा 
गया हो, सादन-सम्मार्जन धर्म समानरूप से सभी ग्रहों के लिए माने जाएँगे। 
मैत्रावरुण विशेष निर्देश है, विपरीत होने ये बह प्रकृत प्रसंग में दृष्टान्त नहीं हो 
सकता। मैत्रावरुण ग्रह में स्थित सोम के साथ दूध के मिश्रण का जँसे विशेष कथन 
है, ऐसे ही मन्धी ग्रह में स्थित सोम के साथ सत्तू के मिश्रण का कथन है, 
“सकतुभि: श्रीणात्येनम्‌” [कात्या० श्रौ० &।/६।१३] । ये विशेष कथन सामान्य 
स्थलों में लागू नहीं होते; अपने में सीमित रहते हैं, जो सर्वथा युक्त है । 

सावन--सज्ञमण्डप में विशेष स्थान होता है, जहाँ सोम से भरे ग्रह पात्र 
रक्ले जाते हैं। “उपोप्तेडन्ये ग्रहा: साचन्ते अनुपोप्ते ल्ुव:” वाक्य में स्थान के दो 
नाम कहे हैं--उपोप्त और अनुपोप्त । 'उपोप्त' पूर्व निर्धारित वह विशिष्ट स्थान 
है, जिसे जल से अच्छी तरह धोकर उसपर बालू की मोटी तह बिछा दी जाती 
है। यह छोटा-ता चौंतरा --घड़ा बन जाता है । इसपर सोम से भरे ऐन्द्रवायव ग्रह 
रक्खे जाते हैं। उपोप्त से भिन्‍न स्थान अनुपोप्त है, जहाँ घुवसंज्ञक ग्रह रक्‍्खे जाते 
हैं। यह ग्रहसम्बन्धी 'सादन” कर्म है, अर्थात्‌ ग्रहों का यथास्थान रक्खा जाना । 
सभी ग्रहों के लिए यह समान है। सम्मार्जन का निर्देश प्रथम (सूत्र ३० की अव- 
तरणिका में ) कर दिया है ॥३४॥ (इत्ति अंश्वदाभ्ययो रपि सादनादिधमं वत्त्वा- 
घिकरणम्‌ू- ११) । 

(चित्रिण्यादीष्टकानामग्न्य ज्भुताउधिकरणम्‌--१ २) 


अग्निचयन' कर्म का आरम्भ न करके कहा है--चित्रिणीरुपदधाति' 
चित्रिणी नामक इष्टकाओं (ईटों) को स्थापित करता है । “बज्न्रिणी रुपदधाति' 
बज्िणी तामक इंटों को स्थापित करता है। “भूतेष्टका उपदघाति' भूतेष्टक 
नामक इंटों को स्थापित करता है। इईंटों का उपयोग अग्निचयन-कर्म में 
होता है, पर उक्त कथन अग्निचयन-कमं के बाहर किया गया है। अग्निचयंन- 
प्रकरण में इष्टकाओं के कुछ कर्म बताये हैं---अखण्डामकृष्णला मिष्टकां कुर्यात्‌! 
बिना टूटी-फूटी और बिता काले रंग की अर्थात्‌ लाल रंग की ईंट बनावे । और 
बताया--'भस्मना इष्टका: संयुज्यात्‌' ईटों को आपस में भस्म” से जोड़े । यहाँ 


१. पत्थर फूंककर बनाई राख (चूना) तथा पत्थर के कोयले की राख । चूने 
और इस राख का सम्मिश्रण सीमेंट से अधिक पकड़ करता है। 


द्ण्द मीमांसा-दर्शन 


सन्देह है---क्या अग्निचयन-प्रकरण में पठित ये अखण्डत्व आदि धर्म अप्रकरण- 
पठित इंटों के करने चाहिएँ? अथवा नहीं करने चाहिएँ ? समीप में पठित न होने 
से ये नहीं करने चाहिएँ, ऐसा प्राप्त होने पर सून्नकार ने बताया-- 


अन्यद्भमप्रकरण तद्बत्‌ ॥३ श॥ 


[अप्रकरणे ] अप्रकरण में पठित चित्रिणी आदि इष्टकाएँ मी [मग्ल्यज़म्‌ ] 
अग्निचयन कर्म के अद्भुभूत हैं, इसलिए ये भी [तद्गत्‌] अंशु-अदाभ्य ग्रहों के 
ग्रह-धर्मों से संयुक्त होने के समान अखण्डत्व आदि धर्मों से संयुक्त होती हैं । 

गत अधिकरण में अप्रकरण-पठित अंशु-अदाम्य ग्रहों को--ज्योततिष्ठोम का 
अजु होने के कारण--ज्योतिष्टोम प्रकरण में पठित ग्रह-धर्मों से संयुक्त होने का 
जिस प्रकार उपपादन किया गया है। उसी के अनुसार अप्रकरणपठित चित्रिणी 
बादि इष्टकाओं को--अग्निचयन कमे का अजू भूत होने के कारण--अग्निचयन- 
प्रकरण में पठित अखण्डत्व आदि इष्टका-धर्मो से संयुक्त मानना चाहिए। जैसे 
अंशु आदि ग्रह ज्योतिष्टोम को सम्पन्नता को पूरा करते हैं, ज्योतिष्टोम के उप- 
कारक हैं, ऐसे ही अग्निचयन में इष्टकाएँ न केवल उपाकरण हैं, अपितु यज्ञमण्डप- 
रूप में उसकी रचना के प्रधान साधन हैं। इसलिए अप्रकरण-पठित भी चित्रिणी 
आदि इष्टकाओं के अखण्डत्व आदि धर्म करने ही चाहिएँ।।३५॥ (इति चित्रि- 
्यादीष्टकानामम्न्यद्भताईधकरणम्‌ू-- १२) । 


(मानोपावहरणादीनां सोममात्रधर्मताईइधिकरणम्‌--१३)* 


ज्योतिष्टोम के प्रसंग में पाठ है--'स यदि राजन्यं वैश्यं याजयेतू । स यदि 
सोम॑ विभक्षयिषेत्‌, न्यग्रोधस्तिभी राहत्य ता: सम्पिष्य दघनि उन्मृज्य, तमस्मे 
भक्षं प्रचच्छेत न सोमम्‌--यदि वह याज्ञिक क्षत्रिय या वैश्य को यजन कराये, बहू 
क्षत्रिय या बेइय सोम का भक्षणं करना चाहे, तो न्यग्रोधस्तिभियों --बड़ की 
कलियों व कोमल पत्तों को लाकर, उन्हें पीसकर, दही में मिलाकर, क्षत्रिय अथवा 
वैश्य को वह भक्ष देवे, सोस न देवे। न्यग्रोध-स्तिभियों के रस को जिस पात्र में 
रक्‍्खा जाता है, उसका नाम 'फल चमस' है। ज्योतिष्टोम-प्रसंग में सोम के धर्म 
बतायें हैं->-मान--परिमाण, प्रत्येक सबन के लिए निर्धारित परिमाण में सोम का 
ग्रहण किया जाता है। 'दशमुष्टीमिमीते' [आप० श्रौ० १२।६।५ ] दस मुद्दी सोम 


३. क्रय और अभिषव सोमधर्मों के आधार पर इस अधिकरण का "क्रयाभिष- 
बादीनां सोमसात्रधमंताधिकरणम्‌' नाम भी बताया गया है । 


अथ तृतीयाध्याये षष्ठ: पाद: ६०६ 


मापता है। उपावहरण--ह॒विर्धात-शकट में स्थापित सं।७ को अभिषव के लिए 
ग्रहण कर अभिषवस्थान के समीप लाना। क्रय--मूल्य निर्धारित कर खरीदना । 
अभिषब--सोम को ग्रावों पर रख के कूट-पीसकर रस निकालना । 

इन सोम-धर्मों के विषय में सनन्‍्देह है--क्या ये घर्मं सोम और फलचमस के 
समान हैं ? अथवा केवल सोम के धरम हैं ? यदि दोनों के ये समान धर्म हैं, तो 
फलप्राप्ति-रूप गुण की कामना से सोमयाग करनेवाले क्षत्रिय व वैद्य यजमान की 
न्‍्यग्रोधस्तिभियों के रस से याग करने की प्रवृत्ति होगी । यदि केवल सोम के धर्में 
माने जाते हैं, तो सोम का प्रतिनिधि होने से फलचमस सोम का विकास होगा, 
तथा मान आदि धर्म अतिदेश-वाक्‍्य से फलचमस में प्राप्त होंगे। उस अवस्था में 
जैसे काम्यकर्म दर्श-पूर्ण मास आदि ब्रीहि ह॒विद्रव्य के अभाव में उसके प्रतिनिधि 
नीवार से नहीं किये जाते, इसी प्रकार काम्य सोमयाग में विकृति फलचमस से 
क्षत्रिय व वैश्य की प्रवृत्ति न होगी। इस विषय में मान्य क्या होना चाहिए ? सोम 
और फलचमस दोनों का एक प्रकरण में विधान होने से मान आदि धर्म दोनों के 
समान समझे जाने चाहिएँ । ऐसा प्राप्त होने पर आचाये सूत्रकारने अभिमत 
सिद्धान्त बदाया-- 


नेमित्तिकमतुल्यत्वादसमानविधान स्यात्‌ ॥३६॥ 


[नैमित्तिकम्‌ ] क्षत्रिय आदि निमित्त से प्राप्त होनेवाली न्यग्रोध-स्तिभि्याँ 
[अतुल्यत्वात्‌ | तोम के तुल्य -- समान न होने से [असमानविधान स्यात्‌ | सोम 
और न्यग्रोघस्तिभी-धर्मियों का विधान समात नहीं है । 

सोम नित्यविधि है, किसी का प्रतिनिधि नहीं है। फलचमस के उपादान- 
तत्त्व च्यग्रोध-स्तिभियाँ सोम के प्रतिनिधि हैं, तथा क्षत्रिय आदि निमित्त से प्राप्त 
हैं, इसलिए नैमित्तिक हैं। तैमित्तिक विधान नित्यविधि के विकार माने जाते हैं। 
ज्योतिष्टोम के ह॒विद्रव्य की आकांक्षा होने पर सर्वप्रथम सोम उपस्थित होता है, 
साथ ही उसके मान आदि धर्म उपस्थित हैं; शास्त्रीय दृष्टि से मान आदि सोम 
के संस्कार कहे जाते हैं। संस्कृत सोम को प्रस्तुत कर ये चरितार्थ हो जाते हैं, तब 
अन्यत्र इनकी प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए मान आदि केवल सोम के षर्म हैं, 
फलचमस के नहीं । 

यह भी ध्यान देने योग्य है, यदि मान आदि को सोम के समान ही फलचमस 
का धर्म माना जाता है, तो इसमें द्विरुक्ति-दोष प्राप्त होता है । प्रथम, सीधे विधान 
से प्राप्त होंगे; दूसरे, नैमित्तिक फलचमस के विक्ृति होने के कारण 'प्रकृति- 
वद्विक्ृति: कत्तंव्या' अतिदेश-वाक्य से धर्मों की प्राप्ति होगी। शास्त्रीय दृष्टि से 
इसे अभीष्ट नहीं माना जाता | इसलिए भी मान आदि को फलचमस का पघर्म 


६१० मौमांसा-द्शन 


मानना युक्त नहीं है -३६॥ (इति मानोपावहरणादीनां सोममात्रधमंताईघि- 
करणम्‌ू--१३) । 


(प्रतिनिधिष्वपि मुख्यधर्मानुष्ठानाधिकरणम्‌--१४) 


बिहित ह॒विद्॒व्य के नष्ट या विकृत हो जाने पर उसके प्रतिनिधि द्रव्य का 
विधान शात्त्र में देखा जाता है, जैसे ब्रीहि के निर्वाप से लेकर आहुति देने से पूर्व 
तक यदि ब्रीहि अथवा उससे बना पुरोडाश नष्ट या विक्ृत हो जाता है, तो दुबारा 
ब्रीहि का निर्वाप न होकर उसके प्रतिनिधि द्रव्य नीवार से पुरोडाश तंयार किया 
जाता है। बिना जोते-बोये उत्पन्न धान्य 'नीवार' कहाता है। पूर्व में इसे 'तिन्नी' 
[वृणघान्य] तथा ब्रज-जनपद में 'कोदों' कहते हैं, जो 'कदन्न' पद का अपअंश 
है। 

ब्रीहि के प्रतिनिधि नीवार के विषय में सन्देह है--क्या नीवार ब्रीहि के 
समान विधान वाले हैं ? अथवा समान विघानवाले नहीं हैं? गत अधिकरण में 
प्रतिषादित अर्थे के अनुसार नीवार ब्रीहि के समान धमंवाले नहीं होने चाहिए। 

इसी अर्थ को सूत्रकार ने पुरवंपक्षरूप में प्रस्तुत किया-- 


प्रतिनिधिश्च तहत्‌ ॥३७॥ 


[ प्रतिनिधि: ] प्रतिनिधिद्रव्य [च] भी [तद्वत्‌ ] जैसे नैमित्तिक समानविधान 
नहीं है, वैसे ही प्रतिनिधिद्रव्य भी समानविधान नहीं हैं । 

गत अधिकरण में निश्चित किया गया--नैमित्तिक हविद्रव्य न्यग्रोध- 
स्तिभियाँ नित्य हबिद्रव्य सोम के समान विधान नहीं हैं। उसी प्रकार ब्रीहि का 
प्रतिनिधि हृविद्रव्य नीवार नित्य ह॒विद्रव्य ब्रीहि के समान विधान नहीं है। अस- 
मानता या अतुल्यता यही है कि ब्रीहि के निर्वाप आदि धर्मविहित हैं, परन्तु 
नौवार के विहित नहीं हैं, प्रयोजनवश्ण प्राप्त होते हैं ॥३७॥ 

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-- 


न तहत्‌ प्रयोजनेकत्वात्‌ ॥३५॥ 


[न] प्रतिनिधि ह॒विद्रव्य असमान विधान नहीं है, क्योंकि वह [तद्बत्‌ ]उसी 
ह॒विद्रव्य के समान होता है, जिसका साक्षात्‌ विधान है, [प्रयोजनकत्वात्‌ ] मुख्य 
द्रव्य और प्रतिनिधि द्रव्य दोनों का प्रयोजन एक होने से । यज्ञ-निष्पादन-प्रयोजन 
में दोनों द्र॒व्यों का स्तर समान है । 

किसी हृविद्रव्थ के प्रतिनिधि द्रव्य का निर्धारण उन द्र॒व्यों के समान गुणों के 
आधार पर किया जाता है । प्रतिनिधि द्रव्य की आवश्यकता मुख्य द्रव्य के अभाव 
में होती है। ब्रीहिसे एक बार पुरोडाश तैयार किये जाने पर यदि यह किसी 


अंथ तृतोयाध्याये षष्ठः पादः ६११ 


कारण नष्ट या विक्ृत हो जाता है, तो दुबारा ब्रीहि से पुरोडाश पुनः तैयार 
किया जा सकता है। यह जो कहा गया कि ब्रीहि-पुरोडाश नष्ट हो जाने पर 
पुनः श्रीहि से पुरोडाश तैयार न कर उसके प्रतिनिधि द्रव्य नीवार से करे, यह 
कोई अनिवाय॑ व्यवस्था नहीं है। प्रतीत होता है, यजमान की आशिक स्थिति का 
ध्यान रखते हुए ऐसा कहा गया है । दुबारा ब्रीहि क्रय करने में यजमान की आर्थिक 
स्थिति सहयोग न दे रही हो, तो वह ब्रीहि के प्रतिनिधि नीवार घान्य से यज्ञ- 
निष्पादन कर ले। ऐसी स्थिति में विहिंत द्रव्य ब्रीहि के निर्वाप आदि जो धर्म 
विधान किये गये हैं, नीवार में उनका प्रयोग किये बिना पुरोडाश का तैयार किया 
जाना सम्भव नहीं । अत: विहित द्रव्य के धर्मों का प्रयोग आवश्यक है। प्रतिनिधि 
का स्तर--जिसका वह प्रतिनिधि है--धुर्ण रूप में उसके समान होता है । इसलिए 
विहिंत द्रव्य के धर्मों को प्रतिनिधि द्रव्य में प्रयोग किये जाने से रोका नहीं जा 
सकता ।/ 

गत सूत्र ढ्वारा इसके विरोध में न्यप्रोध-स्तिभियों का जो दृष्टान्त दिया गया 
है, बह विषम दृष्टान्त है; यहाँ लागू नहीं होता, क्योंकि न्यग्रोघ-स्तिभियाँ सोम 
की प्रतिनिधि नहीं हैं। यदि प्रतिनिधि होतीं, तो केवल क्षत्रिय-वंश्य के लिए उनका 
विधान न होकर ब्राह्मण आदि सबके लिये समान होता। फलतः ब्रीहि का प्रति- 
निधिद्रव्य तीवार ब्रीहि के समान विधान है, तथा ब्रीहि के निर्वाप आदि बर्स पूर्ण- 
रूप से उसमें किये जाते हैं ॥३८॥ 

विहित द्रव्य के धर्मों का उसके स्थानीय द्रव्य में प्रयोग न किया जाना वहीं 
मान्य है, जहाँ शास्त्रीय दृष्टि से उनमें परस्पर प्रकृति-विकारभाव की स्थिति हो, 
जैसा सोम और न्यग्रोप-स्तिभियों के विषय में बताया गया है । वह स्थिति बीहिं- 
नीवार में नहीं है। इसी अर्थ को सूत्रकार ने बताया--- 

अशास्त्नलक्षणत्वाच्च ॥३६॥ 

अतिनिधिद्रव्य के [अज्षास्त्रलक्षणत्वात्‌ ] शास्त्रीय दृष्टि से किसी का विकार 
न होने के कारण [च]भी मुख्य विहितद्रव्य और प्रतिनिधिद्रव्य में परस्पर प्रकृति- 
विकारभाव नहीं है । 

विहितद्रव्य के अभाव में याग की सिद्धि के लिए समानगुण अन्य द्रव्य को 
उसके प्रतिनिधिरूपमें शास्त्र मान्यता देता है। प्रतिनिधिद्रव्य को पूर्वेश्रुत द्रव्य का 
जिकार किसी भी शास्त्रदृष्टि से नहीं माना गया । इसलिए पूर्वश्रुत द्वव्य के घर्मो 
का प्रयोग प्रतिनिधिद्रव्य में किया जाता पूर्णतः निर्बाच है ॥३६॥ (इति प्रतिनि- 
घिष्वपि मुख्यधर्मानुष्ठानाघिकरणम्‌--१४) । 

(श्रुतेष्वपि प्रतिनिधिषु मुख्यधर्मानुष्ठानाधिकरणम्‌--१५) 

जो प्रतिनिधिद्रव्य श्रुत हैं, अर्थात बावय द्वारा विहित हैं, जैसे कहा--'यदि 


धश्र२ मीमांसा-दर्शन 


सोम॑ न विन्देत, पुतीकातभिषुणुयात्‌'-यदि सोम को प्राप्त न कर पाये, तो पूतीक 
लता का अभिषव करे | गत अधिकरण में अश्ुत का प्रतिनिधित्व बताया है; पर 
यह श्रुत होने के कारण उससे विपरीत है। इसलिए सन्देह होता है---क्या यहाँ 
समानविधित्व है ? अथवा नहीं है ? यदि नहीं है, तो श्रुति असंगत होती है । यदि 
प्रतिनिधित्व सम्भव नहीं, तो श्रुति द्वारा प्रतिनिधित्व क्यों कहा गया ? यदि श्रुति- 
बोधित प्रतिनिधित्व है, तो सन्देह का अवकाश ही नहीं रहता । ऐसी स्थिति में 
सूत्रकार ने बताया--- 

नियमार्था गुणश्रुतिः ॥४०॥ 

[ग्रुणश्रुति:] 'पूतीकानमिषुणुयात्‌' यह पूतीक के प्रतिनिधित्व-रूप गुण की 
श्रुति [ नियमार्था ] नियम के लिए है, अर्थात्‌ अनेक श्रतिनिधि प्राप्त होने पर केवल 
एक पूतीक ओषधि के प्रतिनिधित्व को व्यवस्थित करती है । 

सोम के अभाव में सोमयाग करने की भावना से सोम के सदृश गुणवाले द्रव्य 
की अपेक्षा होने पर अनेक द्रव्यों की उपस्थिति सम्भव रहती है, जैसे पूतीक", 
न्यग्रोधस्तिभी, गुडूची (गिलोय) आदि । ऐसी दक्षा में आचार्यों ने व्यवस्थित किया 
कि सोम के अभाव में केवल पूतीक लता द्रव्य से सोमयाग सम्पन्न करना चाहिए, 
अलच्य द्रव्य से नहीं । 

यह व्यवस्था अनिवार्य अथवा एकमात्र स्थायी नहीं है । तात्पयय है--सतोम- 
अभाव में पूतीक एकमात्र अन्तिम द्रव्य हो, ऐसा नहीं है । काठक संहिता [ २४॥३ | 
में पाठ है--'यदि सोम॑ न विन्देयु: पूतीकान*ि यदिन पुतीकान्‌ आर्जुवानि' 
सोम के अभाव में पूतीक और पूतीक के अभाव में अर्जुन-कलियों का विधान किया 
गया है। इससे ज्ञात होता है, यह व्यवस्था द्रव्यविषयक न होकर यागविषयक सम- 
भनी चाहिए। सोम के अभाव में जो भी समानगुण द्रव्य मिले, उसीसे यागानुष्ठान 
अवश्य करे ॥४०॥ (इत्ति श्रुतेष्वपि प्रतिनिधिषु मुख्यघर्मानुष्ठानाधिकर- 
णम्‌ू-१५)। 


(दीक्षणीया दिधर्माणा मग्निष्टोमा ज्भताइधिकरणम्‌ू-- १६) 

सोमयाग की सात संस्थायें हैं-“-अग्निष्टोम, उकथ्य, षोडशी, अतिरात्र, बत्य- 
गस्निष्टोम, वाजपेय, आप्तोर्ग्राम । इनमें पहली चार संस्थायें मुख्य हैं। 'संस्था' पद 
का अर्थ समाप्ति है। संस्थाओं का नामकरण, स्तोत्रों से कर्म की समाप्ति के आधार 
पर हुआ है। अग्नि देवतावाले स्तोमों >स्तोत्रों - स्तुतिमन्‍्त्रों से जिस कर्म की 
समाप्ति होती है, उसका नाम अग्निष्टोम है। इसी प्रकार उवथ्य, पोडशी, अति- 


१. 'करंजवा' नाम से लोकप्रसिद्ध एक भाड़ है। यह दो प्रकार का होता है-- 
काँटेवाला और बिना काँटे का । काँटेवाले करंजवा का नाम पूतीक है। 


अथ तृतीयाध्याये षष्ठ: पाद: 33 


रात्र आदि स्तोम विशेष हैं; उन संस्थाओं के अन्त में वह-वह॒ स्तोम रहता है। 
उसी आधार पर उनके नाम हैं । सोमयाग को ये चार संस्थाएँ-अग्निष्टोम, उक्थ्य, 
षोडशी, अतिरात्र मुख्य मानी जाती हैं। अत्यग्निष्टोम, वाजपेय, आप्तोर्याम ये 
तीन संस्थाएँ और हैं। सब संस्थाओंवाले सोमयाग का सामान्य नाम ज्योतिष्टोम 
है । इन स्तोमों के देवताओं में ज्योति्मय अंश विद्यमान हैं । इसमें सन्देह है --क्या 
सब संस्थाओंवाले ज्योतिष्टोम को प्रकृत करके दीक्षणीय आदि घम्म कहे हैं ? अथवा 
केवल अग्तिष्टोम को अभिप्रेत करके कहे हैं ?इन सबका प्रकरण एफ होने से समी 
संस्थाओंवाले ज्योतिष्टोम के ये धर्म होने चाहिएँ, ऐसा प्रतीत होता है । 
आचार्य सूत्रकार ने इसी अर्थ को पूव॑पक्षरूप में प्रस्तुत किया-- 


संस्थास्तु समानविधाना: प्रकरणाविशेषात्‌ ॥४१४ 


[संस्था: | अग्विष्टोम आदि संस्थाएँ [समानविधाना: ] समान विधानवाली 
हैं, अर्थात्‌ सबका विधान एक ही प्रकार किया गया है, [प्रकरणाविश्येषात्‌ | प्रकरण 
के मविश्ेष -- भिन्‍न न होने से । 

दीक्षणीय इष्टि, दीक्षा, प्रायणीय इष्टि आदि धर्मों का विधान ज्योतिष्टोम 
पद से कही जानेवाली सभी संस्थाओं के अभिप्राय से किया गया है; केवल 
अग्निष्टोम संस्था के अभिप्राय से नहीं, क्योंकि इन सबका विधान एक प्रकरण में 
हुआ है। प्रकरण का कोई भेद नहीं है, जिससे यह कहा जाय कि अम्निष्टोम के 
ये धर्म हैं, उतस्य आदि अन्य संस्थाओं के नहीं हैं । इसलिए दीक्षणीयेष्टि आदि 
धर्मों का सम्बन्ध सभी संस्थाओं से माना जाना चाहिए। इनका प्रयोग सब 
संस्थाओं में किया जाय ॥४ १॥ 

इसी अर्थ को पुष्टि के लिए सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


व्यपदेशश्च तुल्यवत्‌ ॥४२॥ 


[व्यपदेश्: | संस्थाओं का व्यपदेश + कथन [च] भी [तुल्यवत्‌ ] तुल्य की 
तरह है। 

प्रकरण में इनका कथन ऐसा किया गया है, जैसे सबका समान हो--यदि 
अग्निष्टोमो जुहोति” यदि अग्निष्टोम है, तो होम करता है। “यदि उक्थ्य: परिधि- 
मनक्ति' यदि उक्थ्य है, तो उसके शेष बचे घी से परिधि को चुपड़ता है। 'यदि 
अतिरात्र एतदेव यजुर्जपन्‌ ह॒विर्धान॑ प्रतिपद्यते” यदि अतिरात्र है, तो इसी-- 
यमस्ने पृत्सु मत्यंमू---यजु को जपता हुआ ह॒विर्धान (सोम-शकट ) को प्राप्त होता 
है। इस प्रकार सब संस्थाओं का समानरूप से कथन किये जाने के कारण सब 
संस्थावाले ज्योतिष्टोम के ही दीक्ष णीपेष्टि आदि घम्मं जाने जाते हैं, अकेले अग्ति- 
ए्टोम संस्था के नहीं । इसके अतिरिक्त अन्य भी जो सामान्य विधान हैं, वे सब 


हर्ट मीमांसा-दर्शन 


संस्थावाले ज्योतिष्टोम के समभने चाहिएँ। 

यह भी घ्यान देने योग्य है--यदि ये धर्म केवल अग्निष्टोम संस्था के अभि- 
प्राय से कहे गये होते, तो 'यदि अग्निष्टोमो जुहोति' वाक्य में 'अग्निष्टोम' पद के 
पाठ की आवश्यकता न होती, केवल “जुहोति' भ्रचरणी शेष घृत से होम करता 
है, इतते कथन से ही अग्निष्टोम के साथ इस धर्म का सम्बन्ध हो जाता। यहाँ 
“अग्निष्टोम' पद का पाठ निरथथक न होता हुआ यह ज्ञापन करता है कि ये धर्म 
सब संस्थावाले ज्योतिष्टोम के हैं । 

प्रचरणी जुह के सदृश काष्ठनिर्मित एक पात्र होता है। उसमें घृत भरकर 
होम किया जाता है। तब 'यदि अग्निष्टोमो जुहोति' का अर्थ होता है--यदि 
अस्निष्टोम संस्था है तो प्रचरणी में विद्यमान होमशेष घृत से यमस्ने पृत्सु मर्त्यम्‌ 
मन्त्र का उच्चारण कर होम करता है। इसी प्रकार यथाक्रम अगले वाक्‍्यों का 
अर्थ है--यदि उक्थ्य संस्था है, वो प्रचरणी में विद्यमान होमशेष घृत से--“यमग्ने 
पृत्सु मत्य॑म्‌” मन्त्र पाठ कर--परिधि में लेप करता है। यदि अतिरात्र संस्था है, 
तो उक्त मन्त्र को जपता हुआ ह॒विर्धान के समीप पहुंचता है। इस प्रकार सभी 
संस्थाओं का समानरूप में कथन किया गय। है । इससे स्पष्ट होता है, दीक्षणीयेष्टि 
आदि घर्मं सब संस्थावाले ज्योतिष्ठोम से सम्बद्ध जानने चाहिएँ ॥४२॥ 

आचार्य सूचकार ने पूर्वेपक्ष का समाघान किया-- 


विकारास्तु कामसंयोगे सति नित्यस्य समत्वात्‌ ॥४३॥ 


[ठ॒] 'तु' पद पू्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है, अर्थात्‌ संस्थाएँ समान 
विधानवाली नहीं हैं। [विकारा: | उकथ्य आदि संस्थायें अग्विष्टोम का विकार 
हैं, विक्ृतिभूत हैं ।[ कामसंयोगे | कामना का संयोग [सति ]होने पर उक्ध्य आदि 
संस्थाएँ सुनी जाती हैं । [समत्वात्‌ |] समान होने के कारण दीक्षणीय आदि घम्म 
[नित्मस्य ] नित्य ज्योतिष्टोम्र --अग्निष्टोम के हैं। दीक्ष णीयेष्टि आदि घर्म नित्य 
की तरह पठित हैं; कामनासंयोग से विकृतिभूत अनित्य उक्थ्य आदि संस्थाओं के 
साथ नित्य घर्मो का सम्बन्ध विरुद्ध होगा । इसलिए नित्य की तरह पठित बर्म 
नित्य ज्योतिष्टोम -- अस्निष्टोम संस्था से जातने चाहिएँ। 

ज्योतिष्टोम याग्र सात भागों में अनुष्ठित होकर पूरा होता है। ये सात भाग 
सात संस्था” कहलाते हैं। पहला माग अथवा संस्था “अग्निष्टोम' है। यह नित्य- 
कर्म है। नित्य कम॑ वह कहा जाता है, जो काम्य अर्थात्‌ कामनामूलक न हो । तात्पर्य 
है--किसी कामनाविशेष से प्रेरित होकर न किया जाय । ज्योतिष्टोम के उक्थ्य 
आदि मुख्य भाग अथवा संस्था काम्यकर्म हैं, विशेष कामना से प्रेरित होकर किये 
जाते हैं | उनके विषय में शास्त्रीय वचन हैं--“पशुकाम उक्च्य॑ गृक्लीयात्‌' पश्चु की 
कामनावाला उक्थ्य को यजन के लिए स्वीकार करे । 'घोडक्षिना वीय॑ काम: स्तुबीत' 


अथ तृतीयाध्याये षष्ठ: पाद: ६१५ 


वीये की कामनावाला षोडशी संस्था से स्तवन -- यजन करे । “अतिराज्रेण प्रजा- 
काम याजयेत्‌' प्रजा -- सन्‍्तान की कामनावाले को अतिरात्र संस्था से यजन 
कराये। ये सब याग काम्य हैं। किसी कामनाविशेष से किये गये थाग नै मित्तिक 
कहाते हैं। अग्निष्टोम के विषय में वचन है---'यदि अश्निष्टोमो जुहोति” यदि 
अग्निष्टोम है, तो होम करता है। यह कामना प्रेरित नहीं है। नित्य होम का 
बिधघात है। नित्य कर्म प्रकृति और नैमिज्ञिक कर्म उसके (नित्य कर्म के) विक्ृति 
माने जाते हैं, यह्‌ एक शास्त्रीय व्यवस्था है। श्रकृतियाग मुख्य और विक्ृतियाग 
उसके अज्ज होते हैं । 

दीक्षणीय इष्टि आदि धर्म मुख्य याग अग्निष्टोम के अभिप्राय से कहे गये हैं। 
विक्रृतियागों में धर्मं का विधान अपेक्षित नहीं है। अपेक्षा होने पर अतिदेश-वाक्य 
से वह विक्ृति में प्राप्त हो जाता है । यदि विक्वृति में दीक्ष णीयेष्टि आदि घ॒र्मों का 
विधान माना जाता है, तो जिस विकृतियाग में वह विहित है, उसी में उसका 
प्रयोग हो सकेगा; अन्यत्र विक्ृत्ियाग में नहीं। फिर अन्य विकृतियाग में प्रयोग 
के लिए वहाँ भी धर्मों का विधान मातना होगा। यह द्विरुक्त-दोष होगा जो अभीष्ट 
नहीं । प्रकृति-धर्म का निवेश विकृति में होता है; एक विकृति-धर्मं का निवेश अन्य 
विक्रृतियाग में नहीं हो सकता, क्योंकि वे परस्पर भिन्‍त कामताओं से प्रवृत्त होते 
हैं। पशुकाम में प्रजाकाम का, प्रजाकाम में पशुकाम का निवेश सम्भव नहीं। 
इसलिए दीक्षणीयेष्टि आदि धर्मो का विधान अग्निष्टोम को लक्ष्य कर किया गया 
है, नित्य याग अग्निष्टोम के ये नित्य धर्म हैं । 

आशंका की जा सकती है--“ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत'--'स्वर्ग की 
कामनावाला ज्योतिष्टोम से याग करे' वचन के अनुसार ज्योतिष्टोम भी काम्य- 
कम है। ज्योतिष्टोम की संस्था अग्निष्टोम है; तब वह भी काम्यकर्म क्यों न 
माना जाय ? काम्य होने से वह भी नेमित्तिक याग होगा, नित्य न रहेगा। वस्तुतः 
यहाँ ऐसा समभना चाहिए --'ज्योतिष्टोमेन स्व॒र्गकामो यजेत' वचत ज्योतिष्टोम 
की उक्थ्य आदि काम्य संस्थाओं के अभिप्नाय से कहा गया है। उन काम्य यागों में 
पशुसम्पदा, वीय --आधिभौतिक शक्ति और प्रजा--सन्तान की कामना अभि- 
व्यक्त की गई है। उन यागों के अनुष्ठान से तीनों कामनाओं की पूर्ति व सम्पत्नता 
होने पर स्वर्ग की प्राप्ति पूर्ण रूप में हो जाती है। सम्पत्ति, यौवन, सन्‍्तान, यही तो 
स्वर्ग का स्वरूप है। 

ज्योतिष्टोम का अनुष्ठान प्रारम्भ किये जावे पर सर्वप्रथम दीक्षणीयेष्टि, 
दीक्षा, श्रायणीयेष्टि आदि का अनुष्ठान कर ज्योतिष्टोम की मुख्य प्रथम संस्था 
अग्निष्टोम का अनुष्ठान किया जाता है । ज्योतिष्टोम का यह प्रथम भाग सम्पन्त 
हो जाता है। इसमें किसी कामना का अस्तित्व नहीं है । जब काम्य उक्ध्य आदि 
भागों में से किसी का अनुष्ठान अभिप्रेत होता है, तब प्रत्येक कामनामुलक भाग 


ध्श्द भीमांसा-दर्शन 


के अनुष्ठान से पहले अग्निष्टो म होम का अनुष्ठान आवश्यक होता है । दीक्षणी- 
ग्रेष्टि आदि धर्म उसके साथ अनिवार्य रूप से संलग्त रहते हैं । ऐसी अवस्था में न 
तो दीक्षणीयेष्टि आदि धर्मों का उक्थ्य आदि संस्थाओं में विधान अपेक्षित है, और 
न नित्य अग्तिष्टोम को काम्यकर्म कहा जा सकता है । उसकी संस्था अपवे रूप में 
वित्य है, पूर्ण है, कामनारहित है। प्रत्येक काम्य संस्था के प्रारम्भ में उसका 
अनुष्ठान आवश्यक होने से वह नित्य है। स्वतस्त्र रूप में उसका अनुष्ठान पूर्ण है। 
किसी कामना से प्रेरित न होने के कारण भी वह नित्य है। फलतः दोक्षणीयेष्टि 
आदि घ॒र्मं अग्निष्टोम-ज्योतिष्टोम के हैं। उक्थ्य आदि संस्थाएं अग्निष्टोम के 
समान विधानवाली नहीं हैं ।४३॥ 
सूत्र ४२ में कहे अर्थ का सूवकार ने समाधान किया --- 


वचनात्तु समुच्चयः ॥४४)॥ 


[वचनात्‌ ] वचन-सामर्थ्य से [तु |ही [सम्ुच्चय: |प्रकृति-विक्ृति उभयविध 
कर्मों का एकसाथ समानरूप में कथन किया गया है। 

धयदि अग्निष्टोम:' इत्यादि बचनों द्वारा जो प्रकृति-विक्ृति उभवविध कर्मों 
का समान रीति पर सह-निर्देश किया गया है, वह वचत-सामर्थ्य से ही समझना 
चाहिए | तात्पय है--बह साधारण कथनमात्र है; सब संस्थावाले ज्योतिष्टोम के 
लिए दीक्षणीय्रेष्टि आदि धर्मों का विधायक या निश्चायक नहीं है। प्रकृतिकर्म 
और विकृतिकर्मों का एक रीति पर कथन उनके प्रकृति-विक्रतिभाव में किसी 
उलटफेर को पंदा नहीं करता इसलिए ऐसे कथन में त कोई असामज्जस्य है, 
और न इससे दीक्षणीयेष्टि आदि धर्मों का सव संस्थाओं में समान विधान सिद्ध 
होता है । 

अग्निष्टोम और उक्थ्य यदि संस्थाओं में परस्पर प्रकृति-विकृतिभाव न माने 
जाने के लिए एक युक्‍क्ति इस प्रकार प्रस्तुत की जाती है, वचन हैं---'आग्नेयमज- 
मग्निष्टोम आलभेत, ऐन्द्राम्न॑ द्वितीयमुक्थ्ये, ऐन्द्रं बृष्णितृतीय घोडशिनि'-अम्नि 
देवतावाले अज का अग्निष्टोम में आलभन करे, इन्द्र-अग्दि देवताबाले द्वितीय का 
उक्थ्य में, इन्द्र देवतावाले तृतीय भेढ़े का पोडशी में। आशंकावादी का तात्पर्य 
है--ट्वितीय-तुतीय पदों का प्रयोग समान विधान में घट सकता है । एक प्रकृति 
है, अन्य विकृति हैं, तो इनमें द्वितीय-त॒तीय पद का प्रयोग उपपन्न न होगा । जहाँ 
द्वितीय-तुतीय पदों का प्रयोग किया जा रहा है, वे समानजातीय होने चाहिएँ। 
प्रकृति-विकारभाव मानने पर उनका साजात्य नहीं रहता। इसलिए द्वितोय- 
तृतीय पद-प्रयोग के बल पर यह मानना चाहिए कि अग्निष्टोम और उक्थ्य 
आदि संस्थाओं में परस्पर प्रक्रति-विकारभाव नहीं है। तब दीक्षणीयेष्टि आदि 
घर्मों को केवल अग्तिष्टोम के लिए बताता युक्त न होगा। 


अथ तृतीयाध्याये षष्ठ: पादः ६१७ 


वस्तुत: यहाँ समान विधान या साजात्य, प्रकृति अथवा विकार पर आधारित 
नहीं है; वह ज्योतिष्टोम कम पर आधारित है। सब संस्थायें ज्योतिष्टोम कर्मरूप 
हैं; इसी साजात्य पर द्वितीय-तृतीय पदों का प्रयोग उपपन्त हो जाता है। इससे 
संस्थाओं के परस्पर प्रकृति-विकारभाव में कोई व्यतिक्रम नहीं आता। इसलिए 
दीक्षणीयेष्टि आदि धर्मों का सम्बन्ध केवल अण्लिष्टोम के साथ मानने में कोई 
बाघा नहीं है ॥॥४४॥ 

इसी अर्थ की पुष्टि में यृत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


प्रतिषेधाच्च पुर्व लिद्भधानाम्‌ ॥४५॥ 


[पूव॑लिज्जानाम्‌] पूर्वोक्द लिज्ञों के [प्रतिषेधात्‌ ] प्रतिषेध से [च] भी 
संस्थाओं में प्रकृति-विकारभाव ज्ञात होता है। 

जब प्रथम अग्निष्टोम का अनुष्ठान होता है, तब सबसे पूर्व दीक्षणीय इष्टि, 
दीक्षा, प्रायणीय इष्टि आदि का अनुष्ठान होने पर अग्निष्टोम का अनुष्ठान प्रारम्भ 
होता है, तथा प्रचरणी पात्र में विद्यमान शेष घृत से होम किया जाता है । उसके 
अनन्तर उक्थ्य का अनुष्ठान प्रारम्भ होता है, तो परिधि को शेष घृत से चुपड़ा 
जाता है; होम नहीं किया जाता। समान विधान माने जाने पर होम के अभाव 
का वर्शन न होता । उक्थ्य में होम का अभाव उक्थ्य को अश्निष्टोम का विकार 
सिद्ध करता है । इससे भी ज्योतिष्टो म की संस्थाओं में प्रकृति-विका रभाव जाना 
जाता है।॥।४५॥ है 

यदि उक्ध्य आदि अम्निष्टोम के विकार हैं, तो इतका पृथक्‌ कथन क्‍यों 
किया जाता है ? 

सूत्रकार ने बताया-- 


गुणविशेषादेकस्य व्यपदेश: ॥४६॥॥ 


[ग्रुणविशेषात्‌ ] प्रत्येक संस्था के अन्त में बोले जानेवाले स्तोत्ररूप गुण के 
भेद से [एकस्य ] एक ज्योतिष्टोम >+ अग्निष्टोम का अनेक नामों से [व्यपदेश:] 
व्यपदेश -- कथन हुआ है । 

उक्ध्य आदि संस्थायें काम्य हैं। पशुकामना से इसका अनुष्ठान किया जाता 
है। इसका अनुष्ठान प्रारम्भ किये जाने से पूर्ष दीक्षणीयेष्टि आदि के सहित 
अग्तिष्टोम का अनुष्ठान आवश्यक होता है । विभिन्‍त कामनाओं से की जानेवाली 
षोडक्षी एवं अतिरात्र संस्था के अनुष्ठान से पूर्व भी सधर्म अग्निष्टोम का अनुष्ठान 
आवश्यक है, अपरिहाय है। इससे स्पष्ट है, उक्थ्य आदि संस्थाग्रें अग्निष्टोम 


ध्श्द मीमांसा-दर्शन 


का रूप हैं, अद्भ हैं; उससे भिन्‍न नहीं। उसे छोड़कर इनका अनुष्ठान नहीं हो 
सकता । कामना और अन्य स्तोत्ररूप गुणविद्येष के कारण इनका भिन्‍न नामों से 
कथन किया गया है ॥४६॥ (इंति दीक्षणीयादिधर्माणामग्निष्टोमाज़ुताधिकर- 
णम्‌ू--१६) । 
इति जैमिनीयमीमांस/सूत्राणां उदयवीरश्ञास्त्रिविरचिते 
विद्योदयभाष्ये तृतोयाध्यायस्य षष्ठः पादः ॥ 


अथ तृतीयाध्याये सप्तम: पाद: 


(वहिरादीनां दर्शपूर्णमासयोरज्प्रधानसाधारणताधिकरणम्‌--१) 

दर्श-पूर्ण मास याग के प्रसंग में वहि ( >-कुशा ), वेदि तथा उनके धर्म पठित 
हैं। उनमें सन्देह है--क्या वहि और वेदि आदि के धर्म केवल प्रधान याग के हैं ? 
अथवा प्रधान और अज्भ सभी के हैं? प्रधान कर्म के प्रकरण में पठित होने से ये 
धर्म प्रधान कर्म के होने चाहिएँ। इसी अर्थ को सूत्रकार ने पूर्व॑पक्ष-रूप में सूत्रित 
किया-- 


प्रकरणविशेषादसंयुकत प्रधानस्य ॥१॥। 

[प्रकरणविशेषात्‌ | किसी अद्भूभूत कर्म के विशेष प्रकरण से [असंयुक्तम्‌ ] 
असंयुक्त --असम्बद्ध द्रव्य अथवा द्रव्य-धर्म [ प्रधानस्य ] प्रधान के हैं। तात्पये है-- 
बे प्रधान कर्म के लिए कहे गये हैं « 

किसी अद्भुरूप कर्म के विश्ञेष प्रकरण में न पढ़े हुए होने के कारण तथा 
दक्ष-पुर्ण मास प्रधान कम के साधारण प्रकरण में पढ़े हुए होने के कारण बहि आद्वि 
द्रव्य तथा उनके लवन (काटना) आदि धर्म प्रघानयाग के लिए तथा प्रधानयाग 
की हवियों के लिए समभने चाहिएँ ॥ १॥ 

आचाये सूत्रकार ने पूर्व पक्ष का समाधान किया-- 


सर्वेषां वा शेषत्वस्यातत्प्रयुक्तत्वात्‌' ॥२॥ 
[वा] 'वा' पद पूर्वेपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। [सर्वेषाम्‌] सब अज्ध 


१. रामेश्व रसूरि. विरचित सुबोधिनी-वृत्ति में सूत्र का पाठ है--'सर्वेषां वा 
शेषत्वं स्यात्‌ तत्प्रयुक्तत्वात्‌* इस पाठ में 'तत्‌' सर्वनाम पद वचन अथवा 
वाक्य अर्थ में प्रयुक्त है । तात्पयं है--शेषत्व के वाक्य द्वारा प्रयुक्त होने के 
कारण । ऊपर के पाठ में 'तत्‌' पद प्रकरण अथे में प्रयुक्त है। तात्पर्य है-- 
प्रकरण द्वारा झेषत्व के प्रयुक्त न होने के कारण । दोनों पाठों में सूत्रार्थ के 
भाव में कोई अन्तर रहीं है। 


६२० मीमांसा-दर्शन 


और प्रधान कर्मों के धर्म हैं, [शेषत्वस्य | शेषत्व के [अतत्ययुक्तत्वात्‌ ] प्रकरण- 
विद्येष से प्रयुक्त न होने के कारण । 

झेषत्व' का अर्थ है--शेष का होना | अड्भ अथवा धर्म को शेष कहा जाता 
है। जो जिसका उपकारक होता है, वह उसका शेष -- अज्भू अथवा धर्म कहा जाता 
है। यद्यपि ये प्रधान कम के सामान्य प्रकरण में पढ़े हैं, पर प्रकरण से इनका शेष 
होना अथवा अज् होना प्रयुक्त--प्रेरित नहीं है, भ्रत्युत वाक्य से प्रेरित है । वे 
वाक्य हैं--बहिंषि हवींषि आसादयति'-बहि (--कुशा) पर हवियों को रखता 
है। इस वाक्य में बहि उसका प्रयोजन बताया । यज्ञवेदि के समीप वहिं को बिछा- 
कर उसपर हवि-द्व्य रकखे जाते हैं। बहि के घर्म वताये-'बहिर्लुनाति सम्भरति 
सननह्यति प्रोक्षता'--बहिं को काटता है, इकट्॒ठी करता है, बाँधता है, जल से 
घोता है । 

इसी प्रकार वेदि के विषय में वाक्य हैं --'वेय्यां हवींषि आसादयति' वेदि के 
समीप ह॒वियों को रखता है । वेदि के धर्म बताये--'बेदि खनति सम्माष्टि परि- 
गृह्लाति प्रोक्षति' वेदि को खोदता है, सन्तुलित कर शुद्धछूप में लाता है; तात्ययें 
है--बेदि के निर्माण में जो कहीं ऊँचा-नीच। या टेढ़ा-तिरछा हो गया है, उसे 
समभाव में लाता है । स्फ्य के द्वारा रेखाद्टित कर वेदि को स्पष्ट करता है, जल 
से प्रोक्षण करता है । इन वाक्यों से जाना जाता है, ये धर्म अद्भ ओर प्रधान सभी 
कर्मों के उपकारक हैं। आहववीय बन्नि में आहुति दिये जानेवाले प्रधान हवि- 
द्रव्यों की जानकारी प्रकरण से होतो है। “बहिषि हवींषि आसादयति'--बहि पर 
सभी ह॒विद्रव्यों का स्थापत करता है', यह वाक्य द्वारा जाना जाता है। लवन 
(काटना ) आदि घर्म बहिं के उपकारक हैं। हविद्रव्यों का बहिं पर स्थापन हवि- 
द्रब्यों का उपका रक है। वेदि के खनन (खोदना) आदि घर्मं वेद के उपकारक 
हैं। ये सब मिलकर सामूहिक रूप से प्रधान याग के उपकारक हैं। इनके द्वारा 
याग निष्पन्न होता है, इसलिए ये द्रव्य-धर्म अ्भ और प्रधान सभी के समभने 
चाहिएँ ॥२॥ 

शिष्य आशंका प्रस्तुत करता है--यदि दर्श-पूर्ण मास का प्रकरण होने पर 
भी प्रधान कर्मे की उपेक्षा कर अज्ों के ये धर्म हो सकते हैं, तो दर्श-पूर्णमास 
प्रकरण की सन्निधि में पठित “पिण्डपितृयज्ञ! का भी धर्म इन्हें क्यों नमाना 
जाय ? 

सूत्रकार ने आशंका को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया-- 


आरादपीति चेत्‌ ॥३॥ 


[आरात्‌ ] दूर पठित--दर्श-पूर्णणास से बाहुर--पर साल्लिध्य में पठित 


अथ तृतीयाध्याये सप्तमः पादः श्र 


पिण्डपितृषज्ञ में [अपि] भी बहिं आदि के धर्म हों, [इति चेत्‌ | ऐसा कहो, तो-- 
(अगले सूत्र से सम्बन्ध है) । 

पिण्डपितृयज्ञ काटी हुई कुशा पर होता है, वहाँ भी बहि से प्रयोजन है। वहाँ 
भी ये धर्म करने चाहिएँ । प्रधानयाग-भ्रकरण की उपेक्षा कर जैसे अज्भों का धर्म 
इन्हें माना गया, ऐसे ही दर्शं-पूर्णणास प्रकरण से बाहर सन्निधि में पठित पिण्ड- 
पितृयन्न में प्रयुक्त बहि को भी इन धर्मों से युक्त मानना चाहिए ॥३॥ 

आचाये सूत्रकार ने आशंका का समाधान किग्रा-- 


न तद्वाक्य॑ हि तदर्थत्वात्‌ ॥४॥ 

[न]पिण्डपितुयज्ञ का बहि दर्श-पूर्णमासगत बहिं के धर्मों से युक्त नहीं होता । 
[तद्वाक्यम्‌ ] वह 'बहिंषि हवींषि आसादयति' वाक्य [हि] निश्चयपूर्वक दर्शे- 
पूर्णमास-विषयक है, [तदर्थत्वात्‌ | दर्श-पूर्ण मास के लिए होने के कारण । 

वे बहिधर्म दर्श-पूर्णमास प्रकरण में पठित हैं, इसलिए निश्चयपूर्वेक वे दर्श- 
पूर्णमास के लिए हैं । पिण्डपितृयज्ञगत वर्हि उत धर्मों से युक्त नहीं होता, जिन 
अज़्जों के ये धर्म बताये गये हैं; वे दर्श-पूर्णमास से सम्बद्ध हैं, उन्हीं के अज्ध हैं। 
उनका सहारा लेकर पिण्डपितृयज्ञगत बहि में इन धर्मों का निवेश नहीं किया जा 
सकता, क्योंकि वह बहि उक्त प्रसंग से सवंथा बहिर्भूत है । ये धर्म दर्श-पुर्णमास व 
उनके अज्ों के उपकारक हूँ, अत: उन्हीं के लिए हैं। उनकी प्राप्ति अन्यत्र पिण्ड- 
पितृयज्ञ के वहि में सम्मव नहीं ॥४॥ 

आशंका का समाधान कर चालू प्रसंग का उपसंहार करते हुए सूतकार ने 
अज्जभु और प्रधान दोनों के धर्म होने में अन्य हेतु प्रस्तुत किया--- 

लिड्भदर्शनाच्च ॥५॥ 

[लिज़ुदर्शनात्‌ | इस विषय में स-तक॑ हेतु के देखे जाने से [च] भी बहि 
आदि के धर्म अद्भ और प्रधान दोनों के लिए जाने जाते हैं । 

इस विषय में वाक्य है--स ब॑ श्रुवामेवाग्रेडभिघारयति, ततः प्रथमौ आज्य- 
आगौ यक्ष्मन्‌ मवति' । यह प्रयाजशेष घृत से हवियों के आधारण-ग्रसंग में कहा 
है--वह पहले झ्ुवा का आधारण करता है, उससे-ग्रथम आज्यभागों का यजन 
करनेवाला--होता है । यह वाक्य प्रकट करता है कि अभिघारण आज्यभाग की 
सम्पन्नता के लिए है। तात्पर्य है--ध्रुवा का अभिघारण नहीं किया जाता, तो 
प्रथम आज्यभाग सम्पन्त न होंगे। ऐसी अवस्था में यदि बहि और वेदि के धर्मों 
के समान अभिघारण-घर्म अद्ध (आज्यभाग) और प्रधान (श्रुवा) दोनों के लिए 
माना जाता है, तभी उसका आज्यमाग की ह॒वि के लिए अभिघारण का कथन 
उपपन्न होता है; क्योंकि आज्यभाग अज्जुकर्म हैं ॥५॥ (इति वहिरादीनां दर्श- 


शध्र्र मीमांसा-दर्शन 


पौणणमासयोरजुप्रधानसाघा रणताईघिकरणम्‌--१) । 
(स्वामिसंस्काराणां प्रधानार्थताधिकरणम्‌--२) 


ज्योतिष्टोम में यजमान के केद्ा-इमश्रु-वपन, प्योग्रत और तप पठित हैं। 
इनमें सन्देह है--क्या ये केश-इमश्रु-अपन आदि अज्जुकर्म और प्रधानकर्म दोनों के 
के लिए हैं ? अथवा केवल प्रधानकर्म के लिए हैं? गत -अधिकरण में किये गये 
निर्णय के अनुसार दोनों के लिए प्राप्त होने पर सूत्रकार ने बताया-- 


फलसंयोगात्तु स्वामिसंयुकत प्रधानस्य ॥६॥ 


[स्वामिसंयुक्तम्‌ ] स्वामी--यजमान से सम्बद्ध केश-इमश्रु-वपन आदि 
संस्कार [तु | तो [ प्रधानस्प ] प्रधान कम की सिद्धि के लिए हैं, [ फलसंयोगात्‌ ] 
प्रधान कर्म याग से होनेवाले फल.का सम्बन्ध स्वामी से होने के कारण । 

याग की सिद्धि से जो अदृष्ट फल प्राप्त होता है, उसका भोक्ता यजमान है । 
गाग की सिद्धि के लिए आवश्यक होता है, वह सर्वाज़पूर्ण हो । यरागसिद्धि के अन्य 
अपेक्षित अज्ञों के समान यजमान का यह संस्कार भी आवश्यक है कि वह याग 
के अवसर पर केश व दाढ़ी-मूँछ मुंडाये, केवल दूघ-आहार ले तथा ब्रह्माचयंपूर्वक 
तपोमयरूप में वह समय व्यत्तीत करे । यदि यजमान ऐसा न करे, तो याग विद्युण 
हो जायगा; सर्वाज़ूपूर्ण न होगा, और उससे अदृष्ट फल की उत्पत्ति न होगी, 
जिसका भोक्ता यजमान है। क्योंकि यज्ञ में होनेवाले फल का सम्बन्ध यजमान से 
होता है, इसलिए यजमान के केश-इसश्रु-वपन आदि संस्कार याग की सिद्धि सें 
सहायक होते हैं, तब प्रघान याग का उन्हें अज्भ मानने में कोई बाचा नहीं रहती । 
फलत: केश-इसश्रु-वपन आदि यजमान के संस्कार-कमं याग के उपकारक हैं, अतः 
प्रधान (>-याग) के अज्भ हैं, उसी के लिए हैं; अज्भ जर प्रधान दोनों के लिए 
नहीं ॥६॥ (इति स्वामिसंस्काराणां प्रघानाथंताधिकरणम्‌ू--२) । 


(सौमिकवेद्यादीन।मद्ुप्रधानोभवा ज्भताधिकरणम्‌--३) 

ज्योतिष्ठोम के प्रसंग में सौमिक वेदि का परिसाण पठित है--'पट्‌निंशत्‌ 
प्रक्रमा प्राची, चतुविशतिरग्रेण, त्रिंशज्जचनेन इयति शरक्ष्यामहे”' ३६ प्रक्रम पूवे- 
पच्छिम, पूर्व की ओर के अग्रभाम की चौड़ाई २४ प्रक्रम, पच्छिम ओर की चौड़ाई 
३० भ्क्रम होती है। इतने परिमाण की वेदि में याय कर सकेंगे । 

सोमयाग के अनुष्ठान के लिए उक्त परिमाण में महावेदि का निर्माण किया 


१. द्रष्टव्य--ैत्तिरीय संहिता [६२।४]। मैत्रायणी संहिता [शाष्व४] । 
काठक संहिता [२५४] । कठकपिष्ठल संहिता [३६१] । 


अथ तृतीयाघ्याये सप्तम: पादः श्र्३े 


जाता है। 'प्रक्रम' पद एक डग या कदम के अर्थ में प्रयुक्त होता है। एक प्रक्रम 
का परिमाण ३० इज्न्च अथवा ढाई फ़ीट माना जाता है। इसके अनुसार वेदि 
की पूर्व-पच्छिम लम्बाई ६० फ़ीट, पूर्व के अग्रभाग की चौड़ाई उत्तर-दव्खिन 
६० फ़ीट, पच्छिम के अग्रभाग की चौड़ाई दक्खिन-उत्तर ७५ फ़ीट होगी। सोम- 
याग-सम्बन्धी सब कार्य इस वेदि पर किये जाते हैं । 


१द्च्य - १५ फीट 


पश्चिम 


यहाँ सन्देह है--क्या यह वेदि अज्भ और प्रधात सभी कर्मों के लिए है ? 
अथवा केवल प्रधान कर्मों के लिए ? गत अधिकरण (२) में किये गये निर्णय के 
अनुसार वेदि को केवल प्रधान कर्मों के लिए मानना चाहिए। आचार्य सूत्रकार ने 

' इसी अर्थ को पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया-- 


चिकीर्षया च संयोगात्‌ ॥७॥ 


[चिकीषंया] करने की इच्छा द्वारा [च] सम्भवतः [संयोगात्‌ ] याग के 
साथ संयोग होने से सौमिकी महावेदि प्रधान कर्मो के लिए है । 

चक्त बाक्‍्य में 'इयति शक्ष्यामहे--इस परिमाण के वेदिस्थान भें याग कर 
सकेंगे--पदों से याग करने की इच्छा अभिव्यक्त होती है। इच्छा-विषय प्रधान- 


घ्रड मीमांसा-दर्शन 


कर्म याग है । इसलिए वेदि को प्रधान कर्म के लिए मानना युक्त है। 

आशंका की जा सकती है--यदि जरु चिकीषित नहीं हैं, तो वे क्यों किये 
जाते हैं ? वस्तुतः यहां समभना यह है किवे अज्भ, अज्भ के रूपमें इच्छा के 
विषय नहीं हैं। याग में अन्तर्भूत भले रहो, और वे चिकीषित न होते हुए, किये 
भी इसीलिए जाते हैं। इसलिए सीधा इच्छा-विषय याग है, उसी के लिए वेदि 
है। अत: केवल प्रधान के लिए बेदि का होना युक्त कथन है ॥७॥ 

आचाय॑ सूत्रकार ने पूर्वंपक्ष का समाधान किया-- 


तथुक्‍्ते तु फलश्रुतिस्तस्मात्‌ सर्वक्तिकोर्षा स्थात्‌ ॥८॥ 


[तु] 'तु' पद पुर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पय॑ है--'विदि केवल 
प्रधान कर्म के लिए है' यह ठीक नहीं । [तथुक्‍्ते ] अज्ञों से युक्त में [फलश्रुति:] 
फल सुता जाता है, [तस्मात्‌ | इसलिए [स्वत्रिकीर्षा] अद्भ और प्रधान सभी 
कर्म चिकौषित [स्यात्‌ ] होता है। 

जो यह कहा है--प्रधान चिकोधित है, अद्भ चिकीषित नहीं है, इस कारण 
चेदि प्रधान के लिए है, यह कथन युक्त नहीं है । सोचना चाहिए, प्रधान है क्या ? 
अज्ों की यथायथ सम्पुर्णता ही तो प्रधान है। यदि वेदि अज्भों के लिए नहीं है, 
जज बेदि पर नहीं किये जाएँगे, तो प्रधान याग वेदि पर कैसे सम्पन्न होगा ? 
शास्त्र में प्रधान याग से फलप्राप्ति का जो कथन किया है, वह सर्वाज़पूर्ण याग के 
अनुष्ठान से ही किया है | अज्भुहीन याग, याग ही नहीं रहता; विगण हो जाता 
है। वह फल कहाँ देगा ? इस कारण वेदि को अज्जु और प्रधान सब कर्मों के लिए 
मानना सर्वथा युक्त है ॥5॥ (इति सौमिववेद्यादीनामज़ुप्रधानोंभयाज़ुताधि- 
करणम्‌--३ ) । 

(अभिमर्शनस्याडुप्रधानो भया ज्रुताधिक रणम्‌--४) 

दरश्श-पूर्ण मास में पाठ है--चतुहत्रा पूर्णमासीमभिम्‌शेत्‌, पञ्चहोत्रा अमा- 
वास्थाम्‌” चतुहोंतू नामवाले मन्त्र से पौ्ण मास याग से सम्बद्ध हवि का स्पर्श करे, 
तथा पज्चहोत्‌ नामवाले मन्त्र से अमावास्या याग से सम्बद्ध हवि का स्पर्श करे । 


१. तुलना करें--चतुहोत्रा पौर्णमास्यां ह॒वींष्यासन्तान्यभिमुश्षेत्‌ प्रजाकाम:, 
पञ्चहोत्रा अमावास्यां स्वगंकाम:। आप ०श्रो ० ४।८।७॥ चतुर्हों त्र मस्त्र-- 
पृथिवी होता । च्ौरध्वर्यु:, रुद्रो5ग्नीतू । बुहस्पतिरुपवक्ता । तैं ०्ञा०३॥२। १॥ 
उपबकक्‍ता ब्रह्मेति सायण: ॥ पञ्चहोतु मन्त्र --अग्निहता । अश्विनावध्वर्यू । 
ख्रष्टाग्नीत्‌ू | सिच्र उपयक्ता । ते ०_्यञा० ३।३।१॥ अब अश्विन दौ । अध्वर्यू 
ख्याता च । द्रध्टव्यं सायणमाध्यम्‌ | (यु० मी० ) 


अथ तृत्तीयाध्याये सप्तमः पाद: घ्र५ 


इनमें सम्देह है--क्या यह अभिमशंन --स्पर्श अद्भुहवि और प्रधानहवि दोनों के 
लिए है ? अथवा केवल प्रधानहवि के लिए है ? प्रधान याग का नाम होने से यहाँ 
अभिमर्शन प्रधान याग के हवि होना चाहिए । सूत्रकार ने इसी अथ्थे को पूर्वेपक्ष- 
रूप में सूतित किया-- 


तथाभिधानेन ॥९॥॥ 


[तथा] द्वितीय अधिकरण में--केश इमशु-वपन॒ आदि संस्कार प्रधान के 
लिए--किये गये निर्णय के अनुसार [अभिधानेन] पौर्णमासी अमावास्या प्रधान 
याग के नाम निर्देश के कारण चतुहोंतृ-पञ्चहोतू मन्त्र से स्पर्श प्रधाव याग की 
हबि के लिए है, ऐसा जाना जाता है। 

दर्श-पूर्णमास के उक्त पाठ में--पौर्णमासी और अमावास्या नाम का स्पष्ट 
निर्देश है। इस कारण अभिम्शन --स्पश्ं प्रधान याग से सम्बद्ध हवि का विधान 
किया गया है, यह ज्ञात होता है ॥६॥ 

आचार सूत्रकार ने पूर्व पक्ष का समाधान किया-- 


गुणामिधानात्‌ सर्वार्थभभिधानम्‌ ॥१०७ 


[गुणाभिघानात्‌ ] अभिमर्शनरूप भरुण के अभिधान -- कथन से [सर्वार्थम ] 
अज्ञु और प्रधात याग की सव हवियों के लिए [अभिधानम्‌ ] पूर्णणासी और 
अमावास्या का कथन है। 

अभिमश्षैन हवियों का गुण अर्थात्‌ संस्कारविशेष है। वह अज्भ और प्रधान 
सभी हवियों का होना अभीष्ट है। वाक्य में--'पौर्गमासीम्‌' और “अमावास्याम्‌' 
द्वितीयान्त नाम-निर्देश इसी कारण हुआ है कि सीधा ( शाक्षात्‌ ) अथवा परम्परा 
से इन इष्टियों के साथ जो भी हवि सम्बद्ध हैं उन सबका ण।भमशंन होना चाहिए, 
चाहे वे अज्जुभूत कम के लिए हों, या प्रधानकर्म के लिए। यह हृवियों का उपकार 
अथवा संस्कार करना है। वह सब ह॒वियों के लिए समान है। इसलिए अद्भ और 
प्रधान सब हवियों का अभिमश्ेन करना चाहिए ॥१०॥ (इति अभिमश॑नस्थाज- 
प्रधानोभयाड्भ ताधिकरणम्‌--४) । 


(दीक्षादक्षिणयो: प्रधानाथंताधिकरणम्‌--५) 


ज्योतिष्टोम भ्रसंग में तीन दीक्षा कही हैं--तिन्नो दीक्षा:--वाससा दीक्षयति, 
दण्डेन दीक्षयति, मेखलया दीक्षयति' तीन दीक्षा हैं--वस्त्र से दीक्षित करता है, 
दण्ड से दीक्षित करता है, मेखला से दीक्षित करता है। वस्त्र उढ़ाकर, खदिर व 
पलाझ का दण्ड हाथ में देकर, मेखला कमर में बराँधकर यजमान को दीक्षा दी 
जाती है--ज्योतिष्टोम याग के अनुष्ठानार्थ अधिक्रत किया जाता है। इसी प्रकार 


६२६ मीमांसा-दर्शन 


दक्षिणा कही हैं--'तस्य' द्वादशशतं दक्षिणा:' उस ज्योतिष्टोम या अग्तिष्टोम की 
१११ गाय दक्षिणा है। यह दक्षिणा याग-अनुष्ठान करानेवाले याज्ञिकों को.दी 
जाती है। इनमें सन्देह है-क्या ये दीक्षा और दक्षिणा प्रत्येक अंग-कर्म और प्रघान- 
कर्म सबके साथ सम्बद्ध हैं? अथवा केवल प्रधान कर्म के साथ ? प्रतीत होता है, 
याज्ञिक क्योंकि अद्भू और प्रधान समी कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, इसलिए दीक्षा 
और दक्षिणा सभी कर्मों.के लिए होने चाहिएं। ऐसा प्राप्त होने पर सूत्रकार ने 
सन्देह का समाधात करते हुए सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया -- 


दीक्षादक्षिणं तु बचनात्‌ प्रधानस्य ॥११॥॥ 


[दीक्षादक्षिणम्‌*] दीक्षा और दक्षिणा [तु] तो [वचनात्‌ ] वचन-सामर्थ्य 
से [ प्रधानस्थ ] प्रधान कर्म के हैं। 

दीक्षा और दक्षिणा बचन-सामर्थ्य से प्रधानकर्म के हैं क्योंकि बचत हैं-- 
“दीक्षा: सोमस्य, दक्षिणा: सोमस्य' दीक्षा और दक्षिणा सोम की हैं। सोम पद का 
प्रयोग प्रधान करे के लिए प्रयुक्त होता है। अज्जु उसी में अस्तर्मूत हैं। स्त्रतन्त्ररूप 
से अद्भू-कर्म के लिए इस पद का प्रयोग नहीं होता। अपने वास्तविक अर्थ को 
अभिव्यक्त करने में पद किसी दबाव को सहन नहीं करता । इसलिए दीक्षा व 
दक्षिणा प्रधान सोमयाग से सम्बद्ध हैं ॥११॥ 

इसी अर्थ की पुष् में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


निवृत्तिदर्शनाच्च ॥१२॥ 


[निवृत्तिदर्शनात्‌ ] अज्जकर्म में दीक्षा का अभाव दखे जाने से [च] भी दीक्षा 
और दक्षिणा प्रधानकरममं-सम्बन्धी जाननी चाहिए। 
अज्कर्म में दीक्षा के अभाव का बोधक वचन है-जध्वर्यों यत्पशुना? अयाक्षी: 


३. द्रष्टव्य--ताण्डबय० ब्रा० १६४११ ४॥ आप» औ० १३।५॥१॥ ब्राह्मण में 
व्वादब्ं शतम्‌' पाठ है। इसका अर्थ १२०० सो है। यह निदचय नहीं कि 
इनमें से कौन-सा पाठ युक्त है । 

२. 'दीक्षा च दक्षिणा च इति दीक्षादक्षिणग्‌' समाहार इन्द्र समास में पद नपुंसक 
लिजु व एकबचनान्त प्रयुक्त होता है । 

३. इसके लिए तुलना करें --शतपथ ब्राह्मण, ११॥७॥२।६॥ उस प्रसंग में छह 
होता गिनाये हैं--अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, होता, ब्रह्मा, मैत्ावरुण, अग्नीध्र । 
जिस मन्व को बोलकर आहुतियाँ दी जाती हैं, वह है - 

चौष्पृष्ठमन्तरिक्षात्माड्गैयंज्नं पृथिवीं शरीरै: वाचस्पते४च्छब्या 
बाचा5च्छद्रया जुद्धा दिवि देवावृ्ध होबाम रयत्‌ स्वाहा । 


अथ तृतीयाध्याये सप्तम: पांदः ६२७ 


अथ कास्य दीक्षा ?इति | यत्‌ षड्ढोतां जुहोति साज्स्य दीक्षा'---हे अध्वर्यु ! जो 
पक्नु से यजन कराया, इसकी क्या दीक्षा है ? जो छह होताओं को होम पर लगाया 
है वह इसकी दीक्षा है। 

यह प्रसंग “निरूठ पशुबन्ध' याग का है। इस याग का प्रकृतियाग अग्नीषोमीय 
याग है, जो छह-दिवसीय ज्योतिष्टोम के चौथे दिन सम्पन्न होता है। “पशु पद 
प्राणी के अतिरिक्त अनेकत्र अन्न के लिए प्रयुक्त हुआ है । अग्नीषोमीय में हविद्रव्य 
यव अथवा धान होता है, जो कृषि-उत्पाद्य है। इसके विकृतियाग में आरण्य अन्न 
उपयोग में आता है, वह “निरूढ पशु” है---बिना जोते-बोये उत्पन्न हुआ अन्न । 
इसको संस्क्रत करके आहुतियोग्य बनाया जाता है) उक्त वाक्य में अध्वर्यु से प्रइन 
किया गया--तुमने जो पश्यु [निरूढ पशु--आरण्य अन्न] से यजन कराया है, 
इसकी दीक्षा क्‍या है ? अध्वर्यु का उत्तर है---छह होताओं को जो होम पर लगाया 
है, यही इसकी दीक्षा है। इसका तात्पयं है--यह अज्भू भृत कम है, इसकी कोई 
दीक्षा नहीं होती । यहाँ अज्भुक्म में दीक्षा के अभाव से दक्षिणा का भी अभाव 
जाना जाता है। यह वर्णन उक्त कथन को पुष्टि देता है कि दीक्षा और दक्षिणा 
केवल प्रधानकरम से सम्बद्ध हैं। एक बार प्रघानकर्म के लिए दीक्षित होकर अज्जञ- 
कम में दीक्षा की अपेक्षा नहीं रहती । दक्षिणा भी याज्षिकों को प्रधानकर्म सम्पन्न 
होने पर एक बार दी जाती है। प्रति-अज्भु दक्षिणा देना असांस्कृतिक व अनपेल्षित 
है। फलतः दीक्षा व दक्षिणा प्रधानकर्म के लिए हैं, केवल उसी के अद्भू हैं ॥१२॥ 
(इति दीक्षादक्षिणयो: प्रधाना्थत्ताधिकरणम्‌---५) । 

(अन्तवेदे्यूपानज्ज्ताधिकरणम्‌--६) 

ज्योतिष्टोम याग के अन्तर्गत अग्नीषोमीय पशु के प्रकरण में वाक्य है--'बो 
दीक्षितों यदग्नीषोमीयं पशुमालमतते' जो दीक्षित यजमान जिस अग्नीषोमीय पशु 
का आालमन करता है; उसको बाँघने के लिये यूप के विषय में वचन है--बज्ो 
व॑ यूपो यदस्तवेंदि मिनुयात्‌ तन्निर्दहेत्‌, यद्‌ बहिवेदि अनवरुद्ध: स्थात्‌; अद्धंमन्त- 
बेंदि मिनोति अद्ध बहिवेंदि, अवरुद्धो हु भवति न नि्देह॒ति' [मैत्रा० सं० ३।६४] 
पशु को बाँघने के लिए जो यूप गाड़ा जाता है, यदि उसके लिए वेदि के अन्दर 
भूमि नायी जाती है, तो वह यजमान के लिए कष्टप्रद है; क्योंकि वेदि के अन्दर 
भूमि में पशु बंध जाने से यागसम्बन्धी अन्य अपेक्षित कार्यों के सम्पादन में बाघा 
होगी । यदि वेदि से बाहर दूर यूप बराड़ने के लिए भूमि मापी जाती है, तो यूप 
अतिदुर हो जाने पर पशुसम्बन्धी अपेक्षित कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न न हो 
सकेगा। इसलिए यूप के लिए भूमि की माप आधी बेदि में और आधी बाहर की 
जाय। इसका तात्पये है --वह भूमि न वेदि के अधिक समीप हो न अतिदूर। 
कार्ये की अपेक्षा से उचित दुरी पर यूप का स्थान होना चाहिए । उक्त वाक्य का 


श्रे८ मीमांसा-दर्शन 


मुख्य लक्ष्य यूप-स्थान का निश्चय करना है। यहाँ सन्देह है--क्या बेदि का निर्देश 
यूप के जज्जरूप में हुआ है ? अथवा यूप-स्थान के निरचय के लिए संकेतमात्र है ? 

यदि अच्तर्वेदि-बहिवेंदि पदों का यह्‌ अर्थ है कि यूपस्थान आधा वेदि में आघा 
बाहर हो, तो यूपमान कार का वेदि जज्भ होगा। यदि केवल यूपमान का संकेत 
करने के लिए वेदि पद है, तो वह यूपमान को लक्षित करेगा। उचित स्थान पर 
गड्ढा खोदकर यूप के अपेक्षित भाग को गड्ढे में डालकर उसे खड़ा करना यूप- 
मान है । प्रतीत होता है, दीक्षा-दक्षिणा के समान 'अन्तर्वेदि, बहि्ेंदि' बचन- 
सामथ्य॑ से बेदि प्रधानकर्म यूपमान का अज्ञ है। 

आचार्य यूत्रकार ने इसी अर्थ को पुर्वपक्षरूप में सूत्रित किया-- 


तथा यूपस्थ बेदि: ॥१३॥ 

दीक्षा और दक्षिणा वचनसामथ्य से जैसे प्रधान के अज्ु हैं [तथा | बसे ही 
[वेदि: | एकदेझ् द्वारा महावेदि [यूपस्य ] गाड़े जाते हुए यूप का अज् है । 

वेदि यूप का उसी प्रकार अज्भ है, जिस प्रकार दीक्षा और दक्षिणा प्रघानकर्म 
के अजु हैं। लोदे गये गडढ़े में बूप का रखना यहाँ प्रधानकर्म है। गड्ढे में यूप की 
इस प्रकार रखना चाहिए, जिससे यूप का आधा भाग वेदि की सीमा के भीतर और 
आधा बाहर रहे। इससे “अर्द्ध बहिवेंदि, अर्द्धमन्तवें दि' श्रुतिवचन अनुगृहीत होते 
हैं। वैदि” पद यदि देश को लक्षित करने के लिए माना जाय, तो-यहू अशास्त्रीय 
होगा । वेदि पद से शक्तिबोध्य अर्थ के संभव होने पर लक्षणा से बोध्य अर्थ न्याय्य 
नहीं माता जाता | वेदि को यूप का अज्ञ मानने पर बेदि पद से यूप-स्थान बोचित 
होता है, इसलिए यूप के अद्भु भाव से वेदि का निर्देश मानना चाहिए ॥१३॥ 

आचार्य यूत्रकार ने पूर्व॑पक्ष का समाधान किपा--- 


देशमात्न बाइशिष्येणेकवाक्यत्वात्‌ ॥१४॥ 


[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पयय है--उक्त वाक्य 
में यूप के अज्जुभाव से वेदि का निर्देश माना जाना युक्त नहीं है। [देशमात्रम्‌ ] वेदि 
पद केवल यूपमान के देश-विशेष का निर्देश करता है; [अशिष्येण ] अकथनीय--- 
अन्वय के अयोग्य 'अ्ध बहिवेंदि' के साथ 'अद्धंगन्तर्वेदि' की [एकवाक्‍्यत्वात्‌ ] 
एकवाक्यता होने के कारण । 

बेदि यूप का अज्भु नहीं है। यदि यूप का अज् मानते हैं, तो 'अद्धसस्तवोदि 
मिनुयात्‌, अर्द्ध बहिबेंदि मिनुयात्‌'--'आधा वेदि के भीतर मापे, आधा वेदि के 
बाहर मापे' वचन में भीतर-बाहर दोनों परस्पर-बिरुद्ध हैं। एक वाक्य में दो पर- 
स्पर-विरुद्ध विधान नहीं हो सकते ; तब इनको भिन्न वाक्य मानना होगा। वाक्‍्य- 
भेद दोष माने जाने के कारण अभीष्ट नहीं है। अत: वेदि को यूप का अज्जू मानना, 


जथ तृतीयाध्याये सप्तम: पाद: ६२६ 


परित्याग करना होगा । उस अवस्था में स्पष्ट है कि वेदि पद अपने भुरुय अर्थ को 
छोड़कर “अन्तर्‌-बहिर्‌' पदों के सहयोग से लक्षणाइक्षित द्वारा 'वेदि-सामीष्य' अर्थ 
को अभिव्यक्त करता है। इससे अन्तर्वेंदि-बहिर्वेदि पदों की एकवाक्यता स्पष्ट हो 
जाती है । ये वाक्य मिलकर एक अर्थ को प्रकट करते हैं कि वेदि के समीप यूप की 
स्थापना करे, जो वेदि से न अतिदूर हो और न वेदि से सटा हो। फलत: वेदि- 
घटित पदसमूह की एकवाक्यता के कारण ये पद यूपमान के देशविशेष का निर्देश 
करते हैं। ऐसी दशा में वेदि को यूप का अज़ कहना संगत न होगा, क्‍योंकि ये 
वाक्य यूप का विधान नहीं करते । विधान करने पर उसके उपकारक होने के 
कारण वेदि को उसका अज्भ माना जाता । थे पद केवल देशविशेष का निर्देश 
करते हैं ॥॥१४॥ (इति अल्तवेदेयूपानज़्ताधिकरणम्‌--६) । 


(हविर्धानस्थ सामिधेन्यनज्भताधिक रणम्‌--७) 


ज्योतिष्ठोम प्रसंग में वाक्य है--'उत यत्र सुन्वन्ति सामिधेनीस्तदन्वाहु:' तथा 
जहाँ सोम का अभिषव करते हैं, वहाँ सामिघेनियों को बोलें। ज्योतिष्टोम में 
'हविर्धान' नाम का मण्डप होता है; उसके दक्षिण और उत्तर में दोनों ओर दो 
शकट (--छकडे या गाड़ी ) रहते हैं; उन्हें भो “हविर्धान शकट' अथवा “ह॒विर्धान' 
कहा जाता है। उनमें से दक्षिण हृविर्धान (कट) में भरे सोम को उतारकर 
उसके नीचे अधिषवण फलकों पर अमिषय किया जाता है; अर्थात्‌ सोम को कूट- 
छानकर रस निकाला जाता है। वाक्य में “यत्‌-तत्‌ पद सप्तम्यन्त हैं। पाणिनि- 
नियम [७।१३६] से विभक्ति का लोप हो जाता है। 'अन्वाहु:' क्रियापद में 
बहुवचन अविवक्षित है | तात्पयें है--जहां शकट के समीप नीचे सोम का अभि- 
षव करते हैं, उस समय होता द्वारा शकट पर बैठकर या खड़े होकर 'प्र वो बाजा 
अभिद्यव:' [ऋ० ३।२७।१] इत्यादि सामिधेनी ऋचाओं का उच्चारण किया 
जाता है। उक्त वाक्य में यही अर्थ कथित है। इसमें सन्देह होता है--क्या हँबि- 
घन का कथन यहाँ सामिघेनियों के अज्जरूप में किया गया है ?.हृविर्धानविशिष्ट 
सामिधेनियों का उच्चारण करे ? अथवा ह॒विर्धान इन उच्चारित की जाती हुई 
सामिधेतियों के केवल देश को लक्षित करता है ? अर्थात्‌ सामिधेनियों के उच्चारण 
के लिए केवल देश का संकेत करता है ? प्रतीत होता है, वचनसामथ्य॑ से ह॒विर्धान 
को सामिधेनियों का अज्जञ मानना चाहिए, क्योंकि हविर्धानविशिष्ट सामिघेनियों 
का उच्चारण किया जाता है। हविर्धात सामिधेती-उच्चारण से सम्बद्ध होने के 
कारण सामिधेनी उच्चारण को उपकृत करता है। पु 

इसी अर्थ को आचार सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया-- 


३० मीसांसा-दर्शन 


सामिधेनीस्तदन्वहुरिति ह॒विर्दधानयोवेचनात्‌ 

सामिधेनीनाम्‌ ॥१४५॥ ह 

[हविर्धानयो: | दो ह॒विर्धान-शकटों में से जिस एक दक्षिण शकट के समीप 
नीचे सोम का अभिषव होता है, वह [ सामिधेनीस्तदन्वाहुः | 'यत््‌ सुन्वन्ति सामि- 
घेनीस्तदन्वाहु:' [इति वचनात्‌ |]इस वचन से [सामिधेनीनाम्‌ | साम्रिधेनियों का 
अज् है। प्रकरणवश यहाँ पद का अध्याहार है । 

दक्षिण ह॒विर्धान सामिधेनियों का अज्भ है, क्योंकि सामिधेनियों के उच्चारण 
से उसका सम्बन्ध है। सम्बन्ध का आनुकूल्य अज्ञाज़िभाव मानने पर सम्भव है । 
यदि ह॒विर्घान को अज्जू नहीं माना जाता, तो यह पद अपने शक्तिबोध्य मुख्य अर्थ 
को छोड़कर लक्षणा से सामीप्य का बोध करायेगा । मुख्य अथ का परित्याग दोष 
माना जाता है। इसलिए ह॒विर्धान को सामिथेनियों का अज्भु मानना ग्रुक्‍्त 
है ॥१५॥ 

आचाये सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान प्रस्तुत किया -- 


देशमात्र वा प्रत्यक्ष ह्र्थकर्म सोमस्य ॥१६॥ 


[वा] 'वा' पद पूर्वेपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पयं है--हृविर्घान 
सामिधेनियों का अद्भ है, यह्‌ कथन संगत नहीं । वह [देशमात्रम्‌ ] केवल देश- 
विशेष का कथन है, [हि] क्योंकि हविर्धान-शकट [सोमस्य ] सोम का [अर्थ॑- 
कमें | प्रयोजनरूप कर्म [प्रत्यक्षम्‌ | प्रत्यक्ष ज्ञात है। तात्पयं है--बह दक्षिण 
हविर्धान-शकट वहाँ सोम को लाने के प्रयोजन से है; सामिथे नियों के उच्चारण के 
प्रयोजन से नहीं । 

आपस्तम्ब [११।१७।१] का लेख है--'दक्षिणस्थ ह॒विर्धानस्य नीडे कृष्णा- 
जिनास्तरणं राज्ञरचासादनम्‌! दक्षिण हविर्धान-शकटरूप नीड (>-घोंसला-- 
आवास-स्थान ) में कृणाजिन (--कृष्णमृगचर्म) बिछाकर राजा सोम का वहाँ 
लाया जाता शकट का मुख्य प्रयोजन है। तात्पयं है--हविर्घान मण्डप के दक्षिण 
ओर द्ाकट के विद्यमान होने का मुख्य प्रयोजन सोम को उसमें मरकर वहाँ लाना 
है। सामिधेनी कचाओं के उच्चारण प्रयोजन के लिए हविर्धान शकट की उप- 
स्थिति वहाँ नहीं है। इसलिए ह॒विर्धान को सामिधेनियों का अज्छ बताने में कोई 
सांगत्य नहीं है । 

बेदि के पदिचम ओर होता याज्ञिक का स्थान रहता है | पश्चिम भाग उत्तर- 
दक्षिण के बीच में रहता है। वेदि के उत दोनों ओर शकठ खड़े रहते हैं, जो होता 
के समीप हैं । सामिधेनी ऋचाओं का उच्चारण अग्निसंदीपन के लिए उस समय 
अपेक्षित होता है। दक्षिणशकट के नीचे सोम का अभिषव किया जाता है | होता 


अध तृतीयाध्याये सप्तमः पाद: हरे१ 


का स्थान उसके समीप है। ह॒विर्धान उसी देझ् को लक्षित करता है । “यत्सुन्वन्ति! 
में 'यत्‌” पद सप्तम्यन्त है। सप्तमी विभक्ति सामीष्य जर्थ को प्रकट करती है। 
जैंसे 'गंगायां घोष:! अथवा 'कूपे गर्गकुलम्‌' वाक्यों में 'गंगायां' और 'कूपे' पदों 
की सप्तमी का अर्थ गंगा के समीप अथवा कप के समीप है, ऐसे ही जहाँ अभिषव 
है, वहाँ सामिधेनियों को बोले। अभिषव ह॒विर्धान के समीप स्थान में किया जाता 
है। ह॒विर्धान के समीप उपस्थित होता अग्निसंदीपनार्थ सामिधेनियों का उच्चारण 
करे । इस रूप में हविर्धान समीप के देश को लक्षित करता है। मुख्य अर्थ की 
असम्भावना में लक्षणाबोध्य जर्थे दोष नहीं साना जाता । ह॒विर्धान सामिधेनियों 
का कोई उपकारक नहीं है, इसलिए ह॒विर्धान को सामिधेनियों का अद्भ कहता 


अयुक्‍त है । १६।॥। 
इसी अथथ को सृत्रकार ने अन्य प्रकार से पुष्ट किया-- 


समाख्यानं च तद्गत्‌ू ॥१७॥ 


[समाख्यानम्‌ ] शकट का समाख्यान--हविर्धान नाम [च] भी [तहत] 
उसी प्रकार सोम के आधार होने का बोध कराता है। 

शकट का “हविर्धान' नाम अन्वर्थ है; वस्तुस्थिति के अनुसार है। यज्ञिय 
हवि> सोम को भरकर लाने का साधन-वाहन। शकट में भरकर सोम यज्ञमण्डप 
वेदि के समीप लाया जाता है। यह 'हविर्धान' नाम भी शकट का सम्बन्ध सोम के 
साथ अभिव्यक्त करता है । वेदि के दक्षिणकोण पर ह॒विर्धान-शकट की उपस्थिति 
सोम लाने के कारण है। फलतः हविर्धान को सामिधेनियों का अज्छू कहना 
अज्ञास्त्रीय है ॥१७॥ (इति ह॒विर्धानस्थ सामिधेन्यनज़जुताधिकरणम्‌--७) । 


(अज्भावामन्यद्वाराष्नुष्ठानाधिक रणम्‌ू--८) 


शास्त्र में फल की कामना से कर्मानुष्ठात का विधान है-'अग्निहोत्र जुहुयात्‌ 
स्वगंकाम:' [मैत्रा० आर० ६।३७] स्व की कामनावाला अग्निह्ोत्र होम करे। 
“दर्श-पूर्ण मासाभ्यां स्वगंकामो यजेत्‌” [आप० श्रौ० ३। १४८] स्वर्ग की कामना- 
वाला द्श-पुर्णणास यजन करे। “ज्योतिष्डोमेन स्वर्गकामो यजेत' [आप> श्रौ० 
१०।२।१ ] स्वर्ग की कामनावाला ज्योतिष्टोम से यजन करे। इनमें सन्देह है--- 
क्या ये सब कर्म यजमान द्वारा स्वयं करने चाहिएँ? अथवा मुख्यकर्म स्वयं करे, 
शेष कर्म दक्षिणा आदि से क्रीत अन्य करे, अथवा स्वयं करे? अथवा शेषकर्म 
अन्य ऋत्विज्‌ आदि ही करे ? 

यहाँ सन्देह में तीन पक्ष प्रस्तुत किये हैं-- 

(१) सभी कर्मों (प्रधान और अज़्ों) का अनुष्ठान यागकर्त्ता यजमान 
स्वयं करे। 


६३२ मीमांसा-दर्शेन 


(२) यागस के प्रधान भाग का यजमान स्वयं अनुष्ठान करे, अद्भुभूत कर्मों 
का अनुष्ठान चाहे स्वयं करे, अथवा अन्य से कराये । 

(३) केवल प्रधानभाग का स्वयं अनुष्ठान करे, शेष (अज्भुभूत) कर्मो.का 
अनुष्ठान ऋत्विज्‌ आदि अन्य द्वारा ही कराये। 

इनमें पहले दो पूर्वपक्ष और जन्तिम सिद्धान्तपक्ष है। 

प्रथम पूर्वपक्ष आचाये सूचकार ने सूचित किया-- 


शास्त्रफलं प्रयोक्तरि तल्लक्षणत्वात्‌ तस्मात्‌ स्वयं 
प्रयोगे स्थात्‌ ॥१८॥ 


[शास्त्रफलम्‌ ] शास्त्र द्वारा बोधित स्वर्ग आदि फल |प्रयोक्तारि] 
अयोदता+>यागकर्ता के विषय में जाना जाता हैं, [तल्लक्षणत्वात्‌ ] 'यजेत' 
आदि क्रियाओं द्वारा यजमान के लिए लक्षित्र होने के कारण, [तस्मात्‌ | 
इसलिए [स्वयम्‌ | अपने-आप यजगान [प्रयोगे] कर्म के जनुष्ठाव में कर्त्ता 
[स्थात्‌ ] होता है। 

सम्पूर्ण कर्मानुष्ठान यजमान को स्वयं करना चाहिए, क्‍योंकि शास्त्र स्वर्ग 
आदि फलप्राप्ति की कामनावाले व्यक्ति को ही यजन का अधिकारी बताता है। 
याग स्वर्ग का साधत है। यजमान स्वर्ग प्राप्त करता चाहता है, तो स्वर्ग के 
साधनभूत याग का पूर्णरूप में अनुष्ठात उसे करता ही होगा। यदि स्वयं न कर 
अन्य से कराएगा, तो उसे स्वर्गंफल कंसे मिलेगा ? अज्ज कर्मानुष्ठान के सहित 
पूर्णयाग का अनुष्ठान ही अनुकूल फल देनेवाला सिद्ध होता है। इसलिए सभी 
कर्मों का अनुष्ठात यागकर्मा यजमान स्वयं करे, यही यूक्‍्त प्रतीत होता है ॥१५॥ 

आचार्य सूत्रकार ने प्रथम पक्ष का निषेध करते हुए द्वितोय पक्ष प्रस्तुत 
किया-- 


उत्सगें तु प्रधानत्वात्‌ शेषकारी प्रधानस्य, तस्मादन्यः 
स्वयं वा स्थात्‌ ॥१९॥ 


[ठु] 'तु पद पृव॑ंसूत्रोक्त पक्ष को निवृत्ति का द्योतन करता हुआ द्वितीय 
पक्ष को सूचित करता है। तात्पयं है--अज्ज-सहित सब कर्म यजमान करे, यह 
युक्त नहीं है | क्योंकि [उत्सगें | दक्षिणा आडि द्वारा ऋत्विजों का परिक्रय 
करने में यजमान का [ प्रधानत्वात्‌ ] प्राधान्य होने से [क्षेषकारी ] क्षेष कार्य को 
करनेवाला ऋत्विज्‌ आदि [प्रधानस्थ ] परिक्रय करनेवाले यजमान का प्रतिनिधि 
होता है। तात्पर्य है--परिक्रीत ऋत्विजू आदि का किया कार्य यजमान का ही 
किया माना जाता है। [तस्मात्‌ | इसलिए | अन्य: ] अन्य +- परिक्रीत ऋत्विक्‌ 
आदि [वा] अथवा [स्वयम्‌] अपने-आप यजमान शोप कार्पों का क्रनेवाला 


अथ तृतीयाध्याये सप्तम: पादः ६३३ 


[स्पात्‌] होता है। 

यागानुष्ठान के लिए दक्षिणा आदि द्वारा ऋत्विजों का परिक्रम करना-5 
खरीदना, अथवा घन देकर यागादि अपना कार्य करने के लिए अनुकूल बनाना 
“उत्सगं' कहाता है। ज्योतिष्टोम आदि कोई याग हो, अनेक अज्ों में पुरा होता 
है। उनमें 'उत्सग्रं' एक प्रधान अद्भु है। यह केवल यजमान के द्वारा किया जाता 
है । यह आवश्यक अद्भ है। कई दिन तक व्यवस्थित रूप से चललेवाले यागों मैं. 
यजमान यदि रोगादि अथवा अन्य किसी अनिवार्य कारण से यागानुष्ठान-काल 
में अनुपस्थित रहना है, तो परिक्रीत ऋत्विक्‌ आदि याग-कार्य को संचालित करते 
रहते हैं, उसमें कोई व्यतिक्रम नहीं आता । इसलिए याग के अज़्ों में 'उत्सगं' का 
अनुष्ठान आवश्यक है, और उसको यजमान ही कर सकता है, क्योंकि यागार्थे 
परिक्रय के लिए धन-व्यय वही कर सकता है। अत: यह युक्त प्रतीत होता है कि 
याग के मुख्य अज्भ 'उत्सग' का अनुष्ठान केवल यजमान करे । शेष कार्य परिक्रीत 
ऋ्विक्‌ आदि करें, अथवा यजमान स्वयं करे ॥ १६॥॥ 

अब तृतीय सिद्धान्तपक्ष आचार्य सूत्रकार ने प्रस्तुत किया-- 


अन्यो वा स्यात्‌ परिक्षयाम्नानाद विशध्रतिषेधात्‌ 

प्रत्यगात्मनि ॥२०॥ 

[वा] 'वा' पद पूर्व॑सूत्रोक्त अन्य करे वा स्वयं करे' इस विकल्प की व्यावृत्ति 
का द्योतक है। परिक्रय के अतिरिक्त भ्रेष कम करनेवाला [अन्य: ] अन्य, परिक्रीत 
ऋत्विक्‌ आदि [स्यात्‌ ] होता है, [परिक्रयाम्तानात्‌ ] परिक्रय का शास्त्र में 
विधान होते से, [ प्रत्यगात्मनि ] अपने-आप में परिक्रय का [ प्रतिषेधात्‌ ] प्रतिषेघ- 
बिरोध होने से । तात्पर्य है, अपने-आपका स्वय॑ परिक्रय न हो सकने से अन्य का 
प्रिक्रय करके स्वयं करना उपपनन नहीं होता । 

शास्त्रों द्वारा अपेक्षित यज्ञों में अनिवायंरूप से परिक्रय का विधान है। किस 
यज्ञ में कितनी दक्षिणा परिक्रय की होनी चाहिए,-इस सबकी व्यवस्था की गई 
है। अग्निहोत्र तथा दर्श-पूर्णणास यज्ञ जीवनपयन्त नियमित रूप से किये जानेवाले 
कम हैं। इनमें अग्तिहोत्र के लिए कोई परिक्रय नहीं है; उसे स्वयं करना चाहिए। 
किसी कारणवश कभी अपने-आप करने में व्यक्त समर्थ न हो, तो वह पत्नी व 
शिष्य द्वारा कर्म को व्यतस्थित रूप से कराता रहे । दद्य॑-पूर्णमास में परितक्रय है, 
पर वहाँ ऋत्तिजों की दक्षिणा केवल भरपूर भोजन कराना है। ये यज्ञ एक महीने 
में केवल दो दिन अमावास्या और पूर्णमासी को होते हैं। यज्ञातुष्ठान के अनन्तर 
ऋत्विजों को उस दिन 'पूर्ण भोजन करा देना मात्र दक्षिणा है। शेष कर्मों की 
दक्षिणा उनके समय व अनुष्ठान के अनुसार नियत है। उस दक्षिणा को देने में 
तथा यज्ञ वी पूर्ण व्यवस्था करने में जो व्यक्ति समर्थ होता है, वही उसके करने 


ह्रेव मीमांसा-दर्शन 


का अधिकारी है। इस व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित यज्ञों में परिक्रय एक अनिवार्य 
मुख्य अज्भ है, तथा अपने-आपका स्वयं परिक्रय सम्भव नहीं, एवं अपरिक्रीत 
व्यक्ति शेष कर्म कराने में अधिकारी नहीं । इसलिए परिक्रेता (परिक्रय करने- 
वाला ) यजमान केवल इसी भुख्य अज् का अनुष्ठान कराता है, शेष सब कर्म 
परिक्रीत ऋत्तविजों द्वारा ही कराये जाते हैं। इसलिए 'परिक्रीत ऋत्विजों द्वारा 
शेष कर्म कराये, अथवा यजमान स्वयं करे' यह गत सूत्र का विकल्प-कथन युक्‍त 
नहीं है। फलतः यह सिद्धान्त निदिचत होता है कि केवल परिक्रय-कर्म यजमान 
करे, क्षेष सम्पूर्ण कं परिक्रीत ऋत्विजों द्वारा सम्पन्त कराया जाय। सूत्र का 
यह आशय सूत्र के “वा' पद को 'एव' अर्थ भें मानकर अधिक स्पष्ट हो जाता है। 

यागानुष्ठान में ऋत्विजों के परिक्रय की व्यवस्था ठीक उसी प्रकार की 
प्रतीत होती है, जैसे कोई देश का मुख्य प्रशासक अनेक व्यक्तियों का--उनके 
बौद्धिक, प्रातिभ व प्रशासनिक स्तर के अनुसार भूति (भरण-पोषण के लिए धन- 
राशि) देकर--परिक्रय करता है, एवं अपने कार्य-सम्पादन के लिए उन्हें अनुकूल 
बनाता है । वे व्यक्ति ऊपर से नीचे स्तर तक अपने पदों पर निर्धारित कार्य करते 
हुए समस्त प्रशासन का संचालन करते हैं | उनका किया हुआ कार्य मुख्य प्रशासक 
का ही जाना जाता है, जिसने उनका परिक्रय किया है। उनके कार्य से होनेवाले 
हानि-लाम-फल का भोक्ता मुख्य प्रशासक होता है। मुख्य प्रशासक का इतना ही 
कार्य है कि वह व्यक्ति का परिक्रय करे; अथवा उसके द्वारा निदिष्ट पद्धति के 
अनुसार व्यक्ति का परिक्रय किया जाय । प्रशासन का शेष समस्त कार्य परिक्रीव 
व्यक्ति ही संचालित करते हैं। 

कत्िपय आधुनिक व्यक्तियों का कहना है कि राज्य-प्रशासन-पद्धति के साथ 
यज्ञकर्म को सन्तुलित करना सर्वेधा असंगत है। राज्य-प्रशासन समाज को सुसंघित 
रखता है। विविध प्रकार की विपदाओं से सामाजिक सुरक्षाओं की गारण्टी देता 
है। प्रशासन का यह प्रत्यक्षदृष्ट प्रयोजन है। पर यज्ञकर्म का समाज के लिए कोई 
व्यावहारिक उपयोग नहीं है। अदृष्ट प्रयोजन कहकर साधारण जन के मन को 
बहलाया जाता है। यदि देखा जाय तो यह केवल एक विशिष्ट वर्ग के कतिपय 
व्यक्तियों के जीवन-निर्वाह का साधनमात्र है। 

इसी को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए मीमांसा के अस्तुत अधिकरण का यह 
निर्णय है कि ज्योतिष्टोम आदि यांग का अनुष्ठान करनेवाला व्यक्ति अनिवार्य 
रूप से--अनुष्ठान के लिए --ऋत्विजों का परिक्रय करे। यह एक विशिष्ट वर्ग 
के व्यक्तियों के जीवन-निर्वाह का निर्वाध पक्का साधन-बना दिया गया है। 

यज्ञकर्म के सम्बन्ध में इस प्रकार की भावनाएँ बहुत पुराने समय से उभारी 
जाती रही हैं । चार्वाकदशन की एक प्रसिद्ध उक्ति है 


बथ तृतीयाध्याये सप्तम: पाद: ६३२५ 


अग्निहोत्रं त्रयोवेदास्त्रिदण्डं भस्मग्रुण्ठनस्‌ । 
बुद्धिपौरुषहीनानां जोविकेति बृहस्पति: ॥ 


चावकिदश्शन के प्रतिष्ठाता बृहस्पति ने कहा था--ये अग्निहोत्र आदि कर्म 
पौरुषहीन व्यक्तियों की जीविकामात्र हैं। कहनेवाले पुराने हों या नये, पर यह 
स्पष्ट है कि ऐसे कथन किन्हीं दुर्वहू भावनाओं से अभिभूत व्यक्तियों द्वारा किये 
गये हैं। प्रतीत होता है, उन्होंने गम्भी रता से इस विषय पर चिन्तन करने का 
कभी कष्ट नहीं उठाया | यदि इसपर गहराई से ध्यात दिया जाता है, तो समाज 
की सुरक्षा व सुस्थता के लिए यज्ञकर्म कहाँ तक उपयोगी है, यह चर्मचक्ष से भले 
ही दिखाई न दे, पर कोई विज्ञ व्यक्ति उससे तकार नहीं कर सकेगा । 

यज्ञकर्म का साधारण रूप यहू है --आम्र, पलाश या शमी (छोंकरा) आदि 
हल्की लकड़ी के छोटे-छोटे टुकड़ों में अग्नि प्रज्वलित की जाती है, जिसके लिए 
विशिष्ट स्थान पहले वनाया रहता है । इसको 'वेदि' कहा जाता है। इसके लिए 
साधारण भूस्तर से कुछ ऊँचा उठाकर गोल, चौकोर या आयताकार स्थण्डिल 
(--चबूतरा) पहले बना लिया जाता है; इसे 'यज्ञमण्डप' कहते हैं। प्रज्वलित 
अग्नि में कतिपय द्रव्यों की आहुति दी जाती है। इन द्रव्यों में गुष्क ओषधि, 
वनस्पति, भेवा तथा खांड आदि होते हैं। अन्नों में विशेषकर त्रीहि और यव होते 
हैं। इनके अतिरिक्त मुख्य द्रव्य आज्य है। ये सब मिलकर हविद्वेव्य/ अथवा 
'आहवनीय द्रव्य! कहे जाते हैं॥ 'आहवनीय' उस प्रज्वलित अग्नि का नाम है, 
जिसमें इत द्व्यों की आहुति दी जाती है। 

आहवनीय द्रव्यों के विषय में यह एक विशेष ध्यान देने की बात है कि जो 
सामग्रो-द्रव्य शुष्क ओषधि, वनस्पति, मेवा आदि को उपयुक्त भाव में मिलाकर 
तैयार किया जाता है, उसमें ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। इससे 
ज्ञात होता है--विभिन्‍न ऋतुओं में परिवर्तित होनेवाले बाह्य वातावरण के साथ 
इसका सम्बन्ध है। यदि ऐसा न होता, तो हविद्ेव्य के--ऋतु-अनुसार परिवर्तन 
की कोई आवश्यकता न रहती । जीवन-निर्वाह एवं उन्नत अभ्युदय की प्राप्ति के 
लिए मानव द्वारा अनेक ऐसे कार्य किये जाते हैं, जिनसे वायुमण्डल में प्रदूषण 
उत्पन्‍्त हो जाता है, जो विधिघ प्रकार के रोग -तथा ओषधि-वनस्पतियों में 
विकार के--उभारने में सहायक होता है। ज्ञात होता है -- तात्कालिक समाज- 
व्यवस्थापक ओऔीर्षष्य व्यक्तियों ने सैकड़ों वर्षों तत ओपधि-वनस्पतियों के गुण- 
अवगुण आदि की परीक्षा कर यह तिर्धारित किया कि किस ऋतु में किन द्रव्यों 
को सम्मिश्रित कर ह॒विद्दव्य तैयार किया जाना चाहिए, जिससे ऋतु के अनुसार 
वायुमण्डल में फँले प्रदूषण क। निवारण किया जा सके। यह भी ध्यान देने की 
बात है किः प्रज्वलित अग्नि में आहुत द्रव्य का स्थूल भाग दग्घ होकर सूक्ष्म 


६३६ मीमांसा-दर्शन 


अवस्था में परिणत तत्त्व वायुभण्डल के अदृश्य प्रदूषण-विकारों को दूर कर उसे 
जीवनोपयोगी बना सकते हैं। अग्नि को देवों का दूत बताया गया है । वह हथि 
को बहन कर देवों तक पहुँचाता है [ ऋ० १।१२। १-२ ] | ओषधि-वनस्पतियों आदि 
में मानव आदि प्राणी के जीवनोपयोगी तत्त्व ही वे देव हैं; उनसे अतिरिक्त अन्य 
कोई देव नहीं। अमिहोत्रादि यज्ञ हारा चतुरस्र प्रसुत वायुशण्डल के प्रदूषण को 
दूर कर उन देवों को पुष्ट व स्वस्थ रखना ही देवपूजा है। इस विषय में गीता 
[३॥१०-१२] का महत्त्वपूर्ण कथन गम्भीरतापूर्वक विचारणीय है । मानव के 
साथ यज्ञमावनाओं का सम्बन्ध सार्वकालिक है और अपेक्षित भी है। 

प्राचीनकाल में आहिताग्नि (अनिहोत्र आदि के लिए धर में पवित्र अग्नि 
का आधान करनेवाला) होना राजकीय विधान के अन्तगंत रहा; ऐसा तात्का- 
लिक एक उक्त से ज्ञात होता है । उक्ति है-- 


न में स्तेनो जनपदे न कदयों न मद्यप:। 
नानाहितास्निर्नाविद्वान्‌ न स्वेरी स्वेरिणी कुतः ॥ 


एक सम्राट्‌ के पास आये शिष्टमण्डल के प्रति सम्राट ने कहा--मेरे द्वारा 
प्रशासित जनपद में स्तेच, कद, मद्यप, अनाहिताग्नि, जविद्वान्‌, स्वेरी-स्वैरिणी 
कोई नहीं है। चोरी करना, घोखाधड़ी, भ्रष्टाचार व अनुचित रीति पर धन 
कमाकर संग्रह करना, समाज के लिए उसका कोई उपयोग न करना अर्थात्‌ आज- 
कल नम्बर दो के नाम से प्रसिद्ध कमाई, मद्यपान, विद्याग्रहूण न करना, बलात्कार 
करना--ये सब बातें किसी भी राजकीय विधान के अन्तगेंत जाती हैं । इनका 
करनेवाला राज्य-दण्ड का भागी होता है। इती कोटि में अनाहितार्नि को गिना 
गया है। तात्पयं है--जिसने अग्निहोत्र आदि यज्ञानुष्ठान के लिए अग्नि का 
आधान न किया हो, वह भी उस काल में दण्डनीय माना जाता था। यह तथ्य 
उक्त इलोक से प्रकट होता है। इससे यह भी जाना जाता है कि अग्निहोत्र आदि 
कर्मों का सामाजिक प्रयोजन अधिक था। 

आध्यात्मिक प्रयोजन भी अवश्य है, परन्तु उसका परलोक से इतना सम्बन्ध 
नहीं, जितना इस लोक से है। किसी भी विधि-विधान का यथावत्‌ पालन व्यक्ति 
को सदा साहसी, धीर, अदीन, उत्साही, सत्याचरणसम्पन्द बनाये रखने में पूर्ण 
सहयोग प्रदांन करता है। मनोवृत्तियाँ ऐसी स्थिति में सदा सन्तुलित रहने से 
व्यक्ति जीवनयात्रा को सुख-सुविधापूर्वंक सम्पन्न करने में समर्थ होता है। क्या 
ऐसे जीवन को स्वर्ग नहीं कहा जा सकता ? वास्तव में इससे बढ़कर स्वर्ग की 
कल्पना आकाश-कुसुम के समान है। यदि इससे परलोक भी सुखमय बनता है, 
तो इसमें हानि क्या है ? फलत: अग्निहोत्र आदि कर्म किन्हीं विशेष वर्ग के 
व्यक्तियों को केवल जीविकामात्र के साधन नहीं हैं; ये समाज की सुख-समृद्धि के 


अंथ तृतीयाध्याये स॒प्तमः पांदः ६३७ 


लिए भी महत्त्वपूर्ण साधन हैं। विकार को प्राप्त होकर प्रत्येक हरी-भरी वस्तु सड़ 
जाती है। इनके अनुष्ठान में उस सड़ाँद से बचना चाहिए ॥२०॥ (इति अद्भा- 
न्ामन्यद्वाराउनुष्ठानाधिकरणम्‌ू--5८) । 


(परिक्रीताना मृत्विजां संख्याविशेषनियमाधिकरणम्‌--&) 


ज्योतिष्टोम आदि यज्ञों के अनुष्ठान के लिए यजमान कितने ऋत्विजों का 
परिक्रय करे ? अथवा कितने ऋत्विज्‌ होने चाहिएँ ? इसका निर्णय करने के लिए 
सुत्रकार ने प्रथम पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया -- 


तत्रार्थात्‌ कतूं परिसाणं स्थादनियमो5विशेषात्‌ ॥२१॥ 


[उतर] उन ऋत्विजों के परिक्रय के विषय में [अर्थात्‌ ] अर्थ -- प्रयोजन के 
अनुसार [कर्तूपरिमाणम्‌ |] अनुष्ठान करनेवालों की संख्या [स्यात्‌ ] होनी 
चाहिए; [अविशेषात्‌ |] इस विषय में कोई विशेष कथन न होने से [अनियम: ] 
संख्याविषयक अनियम ही जानना चाहिए। 

यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान के लिए कितने ऋत्विजों का परिक्रय किया जाय ? 
ऐसी नियत संख्या अतावश्यक है। जितना अनुष्ठेय कर्म है, अथवा जितने 
ऋत्विजों से अनुष्ठेय कर्म सम्पन्न किया जा सके, उतने का परिक्रय कर लेना 
चाहिए। ऋत्विजों की विशेष संख्या का कोई निर्देश भी उपलब्ध नहीं है। 
इसलिए संख्याविषयक अनियम ही उपयुक्त है। जिस यज्ञ में जितने ऋत्विजों 
की आवश्यकता हो, उतने परिक्रय कर ले ॥२१॥ 

*, आचाये सृत्रकार ने पूर्वेपक्ष का समाधान किया-- 


अपि वा श्रुतिभेदात्‌ प्रतिनामधेय॑ स्युः ॥२२॥ 


[अपि वा] ये सम्मिलित दो पद पूर्वेपक्ष की निवृत्ति के द्योतक हैं। तात्पय॑ 
है--प्रयोजन के अनुसार ऋत्विजों का परिक्रय करे' कथन युक्‍त नहीं है; 
[श्रुतिभेदात्‌ | श्रुतिद्वारा प्रतिपादित भेद के कारण [प्रतिनामधेयम्‌ ] प्रत्येक नाम 
के अनुसार ऋत्विजों की संख्या [स्युः] होनी चाहिए। 

ज्योतिष्टोम आदि याग-विषयक वैदिक वाइमय में ऐसे वचन उपलब्ध हैं, 
जिनमें विभिन्‍न ऋत्विजों द्वारा अलग-अलग विश्विष्ट कर्म किये जाने का निर्देश 
है। वहाँ विभिन्‍न कर्म अलग-अलग ऋत्विजों का नाम लेकर अनुष्ठान के लिए 
बाँटे गये हैं। वह सन्दर्भ इस प्रकार है--- 


“तान्‌ पुरोध्ध्वर्युविभजति -प्रतिप्रस्थाता मन्थिनं जुहोति, नेष्टा 
पत्नीमम्युवानयति, उन्नेता चमसान्‌ उन्‍नयतति, प्रस्तोता प्रस्तौति, उब्गाता 
उद्गायति, प्रतिहर्ता प्रतिहरति, सुन्नह्मण्य: सुब्रह्मण्यामाह्दवति, होता प्रात- 


द्रे८ मौमांसा-दर्शन 


रनुवाकमनुम्ते, संत्ररवरुणः प्रेष्यति, अच्छाबाको यजति, प्रावस्तुद्‌ प्राव- 

स्तोत्नीयामन्चाह ।/ 

“पहले अध्वर्यु उनका कार्यविभाजन करता है--प्रतिप्रस्थाता मन्‍्धी ग्रह का 
होम करता है, नेष्टा मजमानपत्नी को योक्त्र बाँघता है, उन्‍्नेता चमसों को 
सोमरस से मरता है, प्रस्तोता साम के 'प्रस्ताव” नामक प्रथम आग' का उच्चारण 
करता है, उद्गाता 'उद्गीथ” नामक द्वितीय भाग का उच्चारण करता है, प्रति- 
हर्ता 'प्रतिहार-संज्ञक तृतीय भाग का उच्चारण करता है, सुत्रह्मण्य 'सुब्रह्मण्य' 
नामक निगद का पाठ करता है, होता प्रातरनुवाक का पाठ करता है, मे त्रावरुण 
प्रेष ( --प्रेरणा) देता है, अच्छावाकः यजन करता है, ग्रावस्तुत्‌ ग्रावस्तोत्रीया 
ऋचा का पाठ करता है ।” सन्दर्म में बारह ऋत्विजों का निर्देश है । 

यद्यपि संख्या का निर्देश-सन्दर्म नहीं है, पर विभिन्‍न कर्मों का अनुष्ठान 
प्रत्येक ऋत्विज्‌ के नाम-निर्देश के साथ बताया गया है। इनमें तोन ऋत्विज्‌ 
भुझ्य हैं--अध्वर्यू, होता, उद्गाता | प्रत्येक के तीन-त्ीन सहयोंगी हैं। इस प्रकार 
ऋत्विजों की संख्या १२ होती है। यहाँ एक अन्य मुख्य ऋत्विज्‌ ब्रह्मा का उल्लेख 
नहीं हुआ । उसके भी तीन सहयोगी होते हैं । इस प्रकार ऋत्विजों को संख्या 
१६ होती है । यह निम्न प्रकार समकता चाहिए--- 


अध्वय गण होतृगण उद्गातृगण बह्यगण 
अध्चर्यू होता उद्गाता ब्रह्मा 
प्रतिप्रस्थाता मंत्रावरुण प्रस्तोता ब्राह्मणालछंसी 
नेष्टा अच्छावाक भ्रतिहर्त्ता अग्नीत्‌ 

ज"आस्नीघ्न ) 
उन्नेता ग्रावस्तुत्‌ सुब्रह्मण्य पोताँ 


१. साम के पाँच भाग होते हैं--भ्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव, निघन । 

२. इन चारों गणों में दूसरी संख्यावाले ऋत्विजों की अथिन्‌, तीसरी संख्या- 
वालों की तृतीयिनू और चतुर्थ संख्यावालों की पादिन्‌ संज्ञा है। यह संज्ञा 
दक्षिणा के भेद से है। यदि अग्तिष्टोम की एक सहस्र (१०००) दक्षिणा हो 
तो उतका विभाग इस प्रकार जानना चाहिए---एक सहस्र रुपयों को पहले 
चार भागों में बाँटने पर प्रत्येक गण के हिस्से में २५० रुपये आते हैं । फिर 
उनका अपने-अपने गण के ऋत्विजों में बंटवारा होता है। प्रत्येक गण के 
प्रमुख अध्वर्यू, होता, उद्गाता और बह को १२०-१२० रुपये, तदनन्तर 
प्रत्येक गण के द्वितीय ऋत्विक्‌ की अथिन्‌ संज्ञा होने से ६०-६० रुपये, 
तत्पद्चात्‌ प्रत्येक गण के तुतोय ऋत्विक्‌ को तुतोयिन्‌ संज्ञा होने से १२० 
रुपये का तीसरा भाग ४०-४० रुपये, भ्रत्येक गण के शेष रहे चतुर्थ ऋत्विकू 


अथ तृतीयाध्याये सप्तम: पाद: श्रे६ 


लम्बे काल तक चलनेवाले सत्र-संज्ञक यागों में ये सोलह ऋत्विक्‌ तथा 
सत्रहवाँ यजमान ये सब मिलकर अनुष्ठान करते हैं | जहाँ सब यजमान और सब 
ऋ्विज्‌ हैं, वहाँ परिक्रय नहीं होता । इस दृष्टि से ऋत्विजों की संख्या सत्रह मी 
कही जाती है। परन्तु परिक्रमय अथवा वरण किये जाने की स्थिति में ऋत्विजों की 
संख्या १६ निद्चिचत है ॥२२॥ 

छिष्य आशंका करता है--कार्य भेद आदि से एक व्यक्ति के भी अनेक नाम 
हो जाते हैं। इसलिए केवल अनेक नामों का उल्लेख ऋत्विजों के परिमाण का 
निर्णायक नहीं माना जाना चाहिए। शिष्य-आशंका को आचार्य सूत्रकार ने पूर्व- 
पक्षरूप में सूत्रित किया-- 


एकस्य कर्मभेदादिति चेत्‌ ॥२३॥ 


[एकस्य ] एक व्यक्ति के [करमंभेदात्‌ | किये जाते कार्य के भेद से अनेक 
नाम लोक में व्यवहृतत देखे जाते हैं [इति चेत्‌ | ऐसी आशंका यदि करो तो (वह 
ठीक नहीं, अगले सूत्र के स्राथ सम्बन्ध है) । 

लोक में देखा जाता है, का भेद से एक ही व्यक्ति के अनेक नाम व्यवहार में 
आते हैं। एक ही देवदत्त पाचक, याजक, पाठक आदि नामों से पुकारा जाता है। 
उक्त सन्दर्भ में भी इसी प्रकार एक ही व्यक्ति के अतेक नामों का उल्लेख कार्य- 
भेद से होना सम्भव है। ऐसी दक्षा में केवल नामभेद ऋत्विजों को किसी नियत 
संख्या का निर्णायक नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए प्रयोजन के अनुसार 
ऋत्तिजों का परिक्रय युक्त प्रतीत होता है ॥२३॥ 

आचार्य सूत्रकार ने आशंका का समाधान किया-- 

नोत्पत्तों हि पुरुषाणास्‌' ॥२४॥ 

[न] यह नहीं है कि उक्त सन्दर्भ में एक ही व्यक्ति के कार्यभेद से मिन्‍न 

की पादिन्‌ संज्ञा होते से १२० रुपये का चतुर्थाश ३०-३० रुपये दक्षिणा 

जाननी चाहिए। [द्रष्टव्य--मीमांसाभाष्य अ० १०, पा० ३, अधि० १४ 

(सूत्र ५३-५५) का ज्योतिष्टोमे समाख्यानुसारेण दक्षिणाविभागाधिकर- 

णम्‌ 

इन ऋत्विजों में से कर्म के मध्य किसी ऋत्विक्‌ की अपमृत्यु हो जाने 
पर अन्य को वरण किया जाता है। उसको तथा मृत ऋत्विक्‌ के उत्तरा- 
घिकारी को उसके द्वारा क्रियमाण कर्म के अनुसार दक्षिणा का विभाग धर्मे- 
शास्त्रों में किया है। (य्रु० मी०) 
१. सूत्र में 'पुरुषाणाम्‌” पद कक्‍्वचित्‌ उपलब्ध होता है। भाष्य में 'नंतदेवम्‌, 
उत्पत्ती हि पुरुषाणाम्‌' पाठ होने से “पुरुषाणाम्‌” पद को भाष्यकार द्वारा 
आदूत मानकर पुत्र में पढ़ा है। (यु० मी०) 


द४ड० मीसांसा-दर्शन 


नाम कहे गये हों, [हि] क्योंकि [पुरुषाणाम्‌] ऋत्विक्‌ पुरुषों के [उत्पत्तौतु 
उत्पादन --वरण के कथन में भेद स्पष्ट है । 

सूत्र में 'उत्पत्ति' पद का अर्थ उपपादत---सम्पादन-कथन है। याज्िक पुरुषों 
के वरण-प्रसंग में एक-एक ऋत्विक्‌ का पृथक्‌ कथन किया गया है। उसके 
अनुसार गह विचार निराधार रह जाता है कि एक ही व्यक्ति को कार्यभेद के 
कारण अनेक नामों से कहा गया है। ऋत्विजों के वर॒ण-प्रसंग में वाक्य हैं-- 
“अध्वयूं वृणीते, होतारं वृणीते, उद्‌गातार॑ वृणीते, ब्रह्माणं वृणीते' जादि--अध्वर्यू 
का वरण करता है, होता का वरण करता है, उद्‌गाता का वरण करता है, ब्रह्मा 
का वरण करता है, आदि। इस वरण-प्रसंग से स्पष्ट होता है, यह कार्यभेद से 
एक ही व्यक्ति के अनेक नामों का कथन नहीं है; ये संब पुथक्‌ व्यवित्त हैं। 

उक्त वाक्यों में अध्वर्यू, ब्रह्मा आदि का निर्देश विधि नहीं है| अपूर्व अर्थ का 
कथन विधि कहा जाता है---यूप॑ छिनत्ति' में छेदन से पूर्व अविद्यमान यूप का 
निर्देश विधि है। ऐसे ही “तण्डुलान्‌ पिनष्टि' में पेषण से पूर्व अविद्यमान चूर्णत्व 
की निष्पत्ति विधि है। पर उक्त वाक्यों में अध्वर्यू आदि का अपूर्ष कथन न होने से 
ये विधि नहीं हैं; अनुवाद भी नहीं हैं । अनुवाद सर्वथा उसी का होता है, जो अन्य 
प्रकार से प्राप्त हो । इसलिए यहाँ न तो वरण से भ्रह्मा आदि नामधारी पुरुष का 
अपूर्व उत्पादन अभिप्रेत है और न यह ब्रह्मा आदि का अनुवाद करके वरण-विधि 
की प्रवृत्ति है। ऐसी दशा में यहाँ ब्रह्मा आदि का श्रवण अनर्थक होता हुआ संख्या- 
विशेष का बोधन कराता है। यदि इसको ब्रह्मा आदि का विधि अथवा वरण का 
विधि माना जाय, तो यह संख्या का बोध कराने में असमर्थ रहेगा; क्योंकि एक 
वाक्य एकसाथ दो अर्थों का बोघ नहीं करा सकता। तात्पयें है--अध्वर्यू आदि 
नामों से उनका पृथक्‌-पृथक्‌ वरण उनकी नियत संख्या का बोध कराता है। 
फलतःन तो ये कार्यभेद से एक ही व्यक्ति के अनेक नाम हैं और न केवल प्रयोजन 
के अनुसार ऋत्विजों के परिक्रय में अनियम है । यह निश्चित व्यवस्था है कि 
दर्श-पूर्णमास, ज्योतिष्टोम, सोमयाग आदि के अनुष्ठान में सर्वत्र नियत सोलह 
ऋत्विजों का परिक्रय व वरण किया जाता है ॥२४॥ (इति परिक्रीतानामुत्विजा 

ख्याविशेषनियमाधिक रणम्‌ू--६ ) । 


(चमसाध्वयूणां पृथक्त्वाधिकरणम्‌--१०) 


ज्योतिष्टोम में दश चमस कहे हैं--यजमान, ब्रह्म, होता, उद्गाता, मैत्रा- 
वरुण, ब्राह्मणाजछंसी, पोता, नेष्टा, अच्छावाक, अध्वर्यु-संज्रक; उन-उन ऋत्तविजों 
से सम्बद्ध सोमरस के भरे आधारभूत दश पात्रविशेष हैं | इत चमसों में भरे सोम- 
रस का होम अध्वर्यू के हारा किया जाता है। यदि अध्वर्यू जस्य कर्म में संलग्न 
हो तो उनके होम के लिए जो अन्य पुरुष वरण किये जाते हैं, वे चमसाध्वर्यू कहाते 


अथ तुतीयाध्यावे सप्तमः पादः ६४१ 


हैं। उनके लिए वाक्य है--“चमसाध्वर्यून्‌ वृणीते'-चमसाध्वर्युओं का वरण करता 
है। यहाँ सन्देह है--क्या ये चमसाध्वर्यु पहले कहे गये ऋत्तिजों में अन्यतम हैं ? 
अथवा उनसे भिनन्‍न हैं ? 

आचाय॑ सूत्रकार ने सन्देह का समाधान किया-- 


चमसाध्वयंवश्च तैव्यपदेशात्‌ ॥२४५॥ 


[च] तथा [चमसाध्वयंवः] चमशाध्वर्यु-संज्षक यज्ञकर्मकारी पूर्व ऋत्विजों से 
मिलन हैं, [तै:] उत्त प्रथम परिगणित ऋत्विजों के साथ सम्बद्ध होकर [व्यप- 
देशात्‌ ] इनका कथन होने से । 

यज्ञकमंकर चमसाध्वर्य पूर्वपरिंगणित ऋत्विजों से भिन्‍न होते हैं, क्योंकि 
उनका निर्देश ज्ञास्त्र में परिगणित ऋत्विजों के साथ सम्बद्ध कर किया गया है, 
जैसे -मध्यत:कारियों' के चमसाध्वर्यू, होत्रकों के चमसाध्वर्यु--कहंकर सम्बन्ध- 
बाचक पष्ठी विभकित के साथ निर्देश है । ऐसे सम्बन्ध का निर्देश भिन्‍न व्यक्ति 
आदि में ही होता है। इसलिए प्रथम परिगणित ऋत्विजों से चमसाध्वर्यु-संज्ञक 
यज्ञकमंकर भिन्‍त हैं । 

टिप्पणी-निदिष्ट सन्दर्भ में पढ़े गये होता, ब्रह्मा, उद्गाता, यजमान और 
सदस्य 'मध्यतःकारी' कहे जाते हैं। इसी प्रकार प्रशास्ता, ब्राह्मणाचछंसी, पोता, 
नेष्टा, आग्नीध, अच्छावाक 'होत्रक' कहे जाते हैं। 'मध्यत:कारियों के चमसाध्वर्यु' 
तथा 'होत्रकों के चमसाध्वर्यु' ऐसा निर्देश इनके भेद को स्पष्ट करता है। 

इसके अतिरिक्त यह भी भेद का साधक है कि पुर्बंपरिगणित ऋत्विजों का 
वरण यजमान करता है, तथा चमसाध्वर्यु-संज्षक कर्मंकरों का वरण तत्सम्बद्ध 
ऋत्विजों द्वारा किया जाता है। यदि यजमान कभी इतका वरण करता है तो 
बह ऋत्विजों की आज्ञा व निर्देश के अनुसार ही करता है। इसलिए वह वरण भी 
ऋत्विजों द्वारा किया गया माता जाता है। 

चरण-निर्देश-वाक्य भी इनके भेद के साधक हैं। यजमान द्वारा प्रथम ऋत्विजों 
का बरण एक-एक का पृथक्‌ नाम लेकर किया जाता है--बह्मार्ण बुणीते, अध्वर्यू 
बृणीते, होतारं वुणीते' आदि | पर इसके विषरीत चमसाध्वर्यु-संज्ञक कर्मकरों का 
बरण प्रत्येक का पृथक्‌ वामपूर्वक त करके अनेकों का इकट्ठा सामूहिक रूप में 
बरण करनले का निर्देश है--'चमसाथ्वर्यून्‌ वृणीते'। फलतः निश्चित होता है कि 


१. द्रष्टव्य--मोमांसाभाष्य ३३४।२२, अधि० ७॥ तथा ३॥५॥२३, अधि० 
#॥ और भी ३॥५॥३३, अधि० १२ में 'प्रंतु होतुद्चमंसः प्र ब्रह्मणः 
प्रोद्गातृषां प्र यजमानस्थ, प्र सस्तु सदस्यानां होत्रकाणां चमसाध्वयेवः” 
[छात्या० श्रौ० ६११३] आदि उद्धृत सन्दर्भ । 


६४३ मौमांसा-दर्गन 


प्रथम परिगणित सोलह ऋत्विजों से चमसाध्वर्यू तामक यज्ञकर्मकर मिन्‍्न होते 
हैं ॥२५॥ (इति चमसाघ्वर्यूणां पृथक्‍त्वाधिकरणम्‌ --१०) । 


(चम्साध्वर्यू्णां बहुत्वनियमाधिकरणम्‌ --११) 


शिष्य ने जिज्ञासा कौो--चमसाष्वर्यू कर्मकरों के वरण में सन्देह है--क्या 
एक, दो, बहुतों का इच्छानुसार बरण क्रिया जाय ? अथवा बहुतों का ही बरण 
किया जाय ? 

आखाये सूत्रकार ने सन्देह का समाधान किया--- 


उत्पत्तों तु बहुभुतेः ॥२६॥ 

[तु] 'तु' पद सन्देह की निवृत्ति का द्योतक है--सन्देह नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि [ उत्पत्ती ] वरण के अतिदेश-वाक्प में [बहुश्रुत:] बहुबचन का श्रवण 
होने से । 

चमसाध्वर्यू कर्मंकरों के वरण का अतिदेशवाक्य है-“चमसाध्वर्युन्‌ वृणीते”; 
द्वितीया बहुवचन के साथ निर्देश है। अन्यत्र भी 'मध्यतःकारिणां चमसाध्वर्यः, 
होवकाणां चमसाध्वयंव:” आदि में 'चमसाध्वर्थवः” रूप मे बहुत्व का श्रवण होता 
है। अतः चमसाध्वर्यू कर्मकर बहुत होने चाहिएँ ॥२६॥ (इंति चमसाध्वर्युणां 
बहुत्वतियमाथिकरणम्‌--११) । 

(चमसाध्वर्यूणां दशसंख्यानियमाधिकरणम्‌-१२) 


शिष्य जिज्ञासा करता है--ज्योतिष्टोम में चमसाध्वर्यु नामक कर्म कर बहुत 
होने चाहिएँ, यह जाना; पर इसमें सन्देह है--क्या बहुत्व संख्या तीन से प्रारम्भ 
होकर इच्छानुसार चाहे जितनी हो, यह अनियम हैं ? अथवा कोई नियत संख्या 
मानी जानी चाहिए ? 

आचार्य सूत्रकार ने सन्देह का समाधान किया-- 

दशत्वं लिड्भाद्शनात्‌ ॥२७॥ 

[लिजूदशंतात्‌ ] ज्ञापक हेतु के देखे जाते से [दशत्वम्‌] दक्ष संख्या का होना 
निश्चित है । 

ज्योतिष्टोम के विक्ृतियाग वाजपेय में दसवें दित “दशपेय' कर्म का अनुष्ठान 


होता है। उस प्रसंग का वचन है-'दश चमसाध्वर्यवः। दक्ष दश एकक चमसमनु- 
सर्पम्ति!--“चमसाध्वर्थु दस होते हैं। एक चमस का सोमरस पीने के लिए प्रत्येक 


१. तुलना करें--दशदशकक चमसमनुसुप्ता भव्ति तस्माद्वेब दशपेय:', शर्त ० 
म्रा6 ५॥४।५४३॥ 


अधथ तुतीयाध्याये सप्तम: पादः ६४ 


चमस के साथ दस-दस एक-दूसरे के पीछे पंक्ति बाँधकर चलते हैं! । ज्योतिष्टोम 
में दस चमस कहे हैं (सूत्र २५) । होम के अनन्तर सोसरस-भरे एक चमस को 
चमसाध्वर्यू लेकर पीने के निर्दिष्ट स्थान की ओर चलता है; नौ अन्य उसके पीछे 
एक पंक्ति में चलते हैं। इस प्रकार दस चमसाध्वयूं कर्मंकरों के ये दक्ष वर्ग हैं । 
सब मिलकर इनकी संख्या सौ हो जाती है। कम का 'दक्षपेय” ताम चमसाध्वर्यु 
कमंकरों की दस संख्या को नियत करता है, क्योंकि इसमें दस-दस के दस वर्ग 
सोमरस का पान करते हैं-. 'दशमभिः पेय: सोमो यत्र स दशपेय: ।' उसी प्रसंग में 
अन्य वाक्य है---'शर्त ज्ाह्मणा: सोम भक्षयन्ति! सौ ब्राह्मण सोम का भक्षण करते 
हैं। दस-दस के दस वर्ग मानकर सौ संख्या का कथन भी उपपन्न होता है। 

बहुत्व की प्रथम प्राप्त तीन संख्या को लाँघकर आगे बढ़ने तथा किसी नियत 
संख्या पर रुकने के लिए कोई कारण होना चाहिए। उक्त वाक्य ही इस अर्थ के 
बोधक हैं कि तीन को लाँघकर बहुत्व की खोज में दस पर रुक जाती है; न आगे 
बढ़ती है, न पहले रुकती है। इसलिए चमसाध्वर्यु कमंकरों की दस संख्या नियत 
है ॥२७॥ (इत्ति चमसाध्वर्यूणां दशसंख्यानियमाधिकरणम्‌--१ २ )। 


(शमितुरपृथकत्वाधिकरणम्‌ू-१३) 


ऋत्विक्‌-वरण के अनन्तर ज्योतिष्ठोम प्रकरण में पाठ है--'शमितारमुप- 
नयति-शान्‍्त करनेवाले को लाता है। इसमें सन्देह है-क्या वह शमिता प्रथम 
वरण किये ऋत्विजों में से ही कोई एक होता है ? अथवा उनसे भिन्‍न कोई व्यक्ति 
होता है? प्रतीत होता है, वह ऋत्विजों से भिन्‍न होना चाहिए; क्योंकि 'शमिता' 
शब्द से वहाँ किसी का वरण नहीं किया गया । इस अर्थ को आचार्य सूतजरकार ने 
पृ्वेपक्षरूप में प्रस्तुत किया-- 


शमिता च शब्दभेबात्‌ ॥२७॥ 


[शमिता] शमिता नाम से व्यवहृत व्यक्ति [च] भी अमसाधघ्वर्यू के समान 
पूर्वनिदिष्ट १६ ऋत्विजों से भिन्‍न होता है, [शब्दभेदात्‌ | शमिता शब्दभेद के 
कारण। 

ऋत्तिजों के वरणप्रसंग में जैसे 'होतारं वृणीते, ब्रह्मा बृणीते' वाक्य कहे हैं, 
बहाँ किसी भी ऋत्विक्‌ के लिए 'शमिता” शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। 
इससे ज्ञात होता है कि प्रथम वरण किये गये ऋत्विजों पे--शमिता शब्द से 
ध्यवहृत व्यक्ति उक्त सोलह ऋत्विजों से भिन्‍न होता है, ठीक वैसे ही जैसे अधि- 
करण १० में चमसाध्वर्यू को १६ ऋत्विजों से पृथक्‌ बताया गया है ॥२व्था 

आचार्य सूञकार ने पुर्वपक्ष का समाधान किया-- 


ह्डड मौसांसा-दर्शन 


प्रकरणाद्वोत्पत्त्यसंयोगात्‌ ॥ २६७ 


[वा] 'वा' पद पू॑सूत्रोक्त अर्थ की व्यावृत्ति का द्योतक है। तात्पयं है, 
झामिता नाम से व्यवहृत व्यक्ति पूर्वपरिंगणित १६ ऋत्विजों से पृथकु न होकर 
उन्हीं में से कोई एक होता है, [प्रकरणात्‌ | प्रकरण से, अर्थात्‌ उसी प्रकरण में 
“शमितारगुपतयतति” वाक्य के पठित होते से [ उत्पत्यसंयोगात्‌ ] १६ ऋत्विजों के 
बरणविधायक वचनों में 'शमितारं वृणीते' ऐसे वचन का सम्बन्ध न होने से । 

जैसे १६ ऋत्विक्‌ परस्पर एक-दूसरे से पृषक्‌ हैं, उनमें से प्रत्येक का नाम 
ज्ञेकर वरणविधायक वचन कहे हैं--होतारं वृणीते' इत्यादि, यदि शमिता इन 
सबसे पुथक्‌ होता, तो उसका भी नाम लैकर--अन्य वचनों के समान--'शमि- 
तार बुणीते' वचन कहा गया होता। ऐसा पृथक्‌ वचन न होने से ज्ञात होता है, 
श्मिता ताम से व्यवहृत व्यवित इन्हीं ऋत्विजों में से कोई एक नियुक्त कर 
दिया जाता है। 

पशमिता' पद का अर्थ है--शास्ति का व्यवस्थापक । याग के ऐसे अवसर पर 
सामाजिक व्यवस्था के अनुसार पशुओं के स्वास्थ्य आदि की जाँच-पड़ताल के लिए 
शमिता साथ रहते थे। पशुओं के स्वामी भी उनके साथ रहते थे। वे पशु इधर-उधर 
दौड़-भागकर गडबड़ न मचाएँ, शान्तिपूर्वक अपने निदिष्ट स्थान में रहें, इस व्यवस्था 
के लिए परिगणित ऋत्तविजों में से ही कोई एक ऋत्बिक्‌ नियुक्त कर दिया जाता 
था, जो पशुओं के स्वामियों को निर्देश देकर सबको यवावस्थित रखता था। इस 
शास्तिब्यवस्था का निर्देशक होने के कारण उसे 'शमभिता' इस विशिष्ट नाम से 
व्यवहृत किया जाता था। उसका यह नाम उक्त विशिष्ट कार्य के आधार पर था। 
बह व्यवित अध्वर्यू के सहयोगी ऋत्विजों में से कोई एक होता था। 

शवरस्वामी आदि समी प्राचीन व्याख्याकारों ने 'शमिता' पद का अथ 'पशु 
का वध करनेवाला' किया है। यह अर्थ किस आधार पर किया गया है ? समझा 
नहीं जा सका | पद के प्रकृति-प्रत्यय के आधार पर ऐसा बर्ष सर्वेथा असंगत है । 
शाम! धातु 'वध करने' अर्थ में कहीं नहीं है । अपना मनमाना अर्थ कोई भी चाहे 
जो करता रहे | जब कोई व्यक्ति अपनी स्वाभाविक मौत से मर जाता है, तो 
औपचारिक रूप में साधारणतया ऐसा व्यवहार होता देखाजाता है कि 'वह शान्त 
हो गया' अथवा वह सदा के लिए शान्त हो गया; पर इससे यह सिद्ध नहीं होता 
कि 'शरम्‌' घातु का अर्थ वध करना! है। स्वाभाविक मृत्यु से मरना और वध 
करना, परस्पर नितान्‍्त भिन्‍न हैं। 

शबर स्वामी आदि व्याख्याकारों ने जो --पशु को मारता, उसके अज्ञ-अज्ज 
टुकड़े काटना, उतका सब ऋत्विक्‌ ब्राह्मणों के लिए उनके स्तर के अनुसार वॉटना 
आदि के छूप सें--पावन यज्ञमण्डप को बुचड़खाना बना डाला है, उसपर एक 


अथ तृतीयाध्याये सप्तम: पाद: ६४५ 


वत्तमान विद्वान के विचार मननीय हैं-- 

“उक्त (यज्ञ में आमिष-प्रयोग विषयक--ले ० ) विचार यज्ञ में पदवालम्भ के 
आरस्भ होने के उत्तरकाल का है। पुराकाल में जब पर्यग्तिकरण के अनन्तर 
पश्ुुमात्र का उत्सगग हो जाता था, तब न पशु के भाग होते थे, और न कौन-सा 
भाग किसका हो, इस विचार की आवश्यकता थी, और न 'शमिता ऋत्वजों में 
से अन्यतम होवे अथवा पृथक्‌' यह विचार ही उपपन्न होता था। सम्प्रति उप- 
लम्यमान शाखाएँ एवं ब्राह्मणग्रन्थ प्रोक्‍्तग्रन्थ हैं। अतएव इनमें प्राचीन काल की 
व्यवस्था की भी क्वचिदुपलब्धि हो जाती है और नवीन व्यवस्था का तो ये 
व्याख्यान करते ही हैं। मन्त्र-संहितागत यज्ञ आधिदैविक यज्ञ हैं। उनमें सृष्टि- 
सज्ञान्तगंत होनेवाले देवसज्ञों के साथ आसुर पशुयज्ञों का भी वर्णन है। वह आधि- 
देविक पशुयाग के तिदर्शनायथ है। नाटकस्थानीय यज्ञकमं में पश्ुवध उसी प्रकार 
से वर्जित है, जैसे नाटकों में मारना-काटना वर्जित है। इसलिए यज्ञों में पशुओं का 
पर्यग्तिकरण के परचात्‌ उत्सग्ग ही प्राचीनकाल में होता था। कर्म की पूत्ति 
'यद्देवत्य: पशु: तद्देवत्य: पुरोडाश:! नियम से पुरोडाश् के द्वारा की जाती थी।” 

[यु० मी ० 
मध्यकालिक व्याख्याकारों की व्यास्याओं को एक ओर रख"'शमिता' पद रा 
जो अर्थ हमने समभा और प्रसंग के अनुसार यहाँ प्रस्तुत किया है, उसको घ्यान 
में रखते हुए 'शमिता' पद से व्यवह्नत व्यक्ति--परिगणित ऋत्िजों में से अध्वर्यू 
का सहयोगी कोई एक ऋत्विक्‌ होता था, इनसे पृथक्‌ नहीं ॥२९॥ (इति शमि- 
तुरपृथक्त्वाधिकरणमू--१३) । 

(उपगा5प्‌थक्त्वाधिकरणम्‌ --१४) 

ज्योतिष्टोम में “उपगा” नामक कमेकर कहे हैं। 'उपगायन्ति इति उपगा:- 
उद्गाता आदि के द्वारा सामगान करते समय जो अन्तिम स्थिर पदों के साथ 'हो' 
ध्वनि उच्च स्वर में करते हुए गान में सहयोग देते हैं, वे “उपगा' कहाते हैं। उनके 
विषय में सन्देह है--क्या वे परिगरणित सोलह ऋत्विजों में से ही कोई होते हैं ? 
अथवा उनसे भिन्न हैं ? 

शमिता के समान उपगा कमंकर मी परिगणित सोलह ऋत्िजों में से ही 
होते हैं। इसी अर्थ को आचाये सूत्रकार ने सिद्धान्तरूप में प्रस्तुत किया-- 


उपगाश्च लिड्भदर्शनात्‌ ॥३०॥ 


[उपगा: | उपगा-संज्ञक कर्मकर [च] भी परिग्रणित सोलह ऋत्वजों में 
से ही होते हैं, [लिड्भदर्शनात्‌ | उनका ज्ञापक हेतु देखे जाने से । 
तंत्तिरीय संहिता [६३॥१।५] में कहा है--'नाध्वर्युरुपगायेत्‌' अध्वर्यु 


हद मीमांसा-दर्शन 


उपगान न करे। यहाँ उपगान के लिए अध्वयुं का निषेध है | इसका तात्ययं है, 
अध्वर्यू को छोड़कर अन्य कोई ऋत्विक्‌ उपगान करे। यदि किसी भी ऋत्विक्‌ 
द्वारा उपगान' करना अभीष्ट न होता, तो शास्त्र 'नाध्वर्युझपगायेत्‌” के स्थान पर 
'नत्विगुपगायेत्‌' कहता। अध्वर्यू द्वारा उपगान का निषेष इस अर्थ का बोध कराता 
है कि अध्वर्यू से अतिरिक्त अन्य कोई ऋत्विक्‌ उपगान करे। गरुरुष सामगान 
करनेवाले ऋत्विक्‌ के साथ स्वर में स्वर सिलाकर जो अन्तिम पदों को 'हो' ध्वनि 
के साथ उच्च स्वर में गाया जाता है, यह उपगान है । उपगान करनेवाले मुख्य 
सप्पगायक के पिछलग्गू समभने चाहिएँ । वे मुख्य गायक के सहयोगी ऋत्विक्‌ ही 
होते हैं, बाहरी भिन्‍न व्यक्ति नहीं ॥३०॥॥ (इति उपगा5पृथक्त्वाईघिकर- 
णम्‌ू--१४) । 


(सोमवित्रेतु: पुथकव्वाधिकरणम्‌--१५) 


ज्योतिष्टोम के ऋत्विकू-वरण-प्रसंग के साथ सोम-विक्रेता का कथन है। 
इसमें सन्देह है-क्या सोमविक्रेता प्रथम परिगणित सोलह ऋत्विजों में से ही कोई 
होता है ? अथवा उतसे भिन्‍न ? ऋत्तविजों के सान्निष्य में सोमविक्रेता का 
संकीतंन होने से प्रतीत होता है, ऋत्विजों में से ही कोई एक होता हो ॥ 

इस बिषय में आचार्य सूत्रकार ने सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया-- 


विज्ञयी त्वन्घः कर्मणो ब्चोदितत्वात्‌ ॥३१॥ 


[विक्रमी] सोम का विक्रय करनेवाला [तु] तो [अन्यः] अध्वर्यू आदि 
ऋत्विजों से भिन्‍न होता है, | कर्ंणः ] विक्रपरूप कर्म के [ अचो दितत्वात्‌ | विहित 
न होने से । 

सोम का बेचनेयाला व्यक्ति ऋत्विजों में से कोई न होकर अन्य व्यवित ही 
होता है। कारण यह है कि ज्योतिष्टोम के सम्बन्ध में सोम के विक्रय का कहीं 
विधान नहीं किया गया। इसके विपरीत क्रप [ ->खरीदने) का विधान है। 
इसलिए ऋय ज्योतिष्णोम का अद्भु है। विक्रय ज्योतिष्टोम का अज्भ नहीं है। क्रय 
का विधान होने पर विक्रय अर्थापत्ति से जाना जाता है। क्‍योंकि क्रय, विक्रय के 
बिना वहीं हो सकता। ज्योतिष्टोम में अपेक्षित कार्यों को सम्पत्न करने के लिए 
अध्वर्यू आदि ऋत्विजों का परिक्रय एवं वरण किया जाता है। विक्रय क्योंकि 
ज्योतिष्टोम का अज्भ नहीं है, अतः ज्योतिष्टोम के लिए परिक्रीत ऋत्विक्‌ विक्रय- 
कम को तहीं कर सकेगा | अतः सोम का बेचनेवाला व्यक्ति अध्वर्यू आदि ऋत्विजों 
से भिन्‍न ही होगा ॥३१॥। (इति सोमविकेतु: पृथक्त्वाईधिकरणम्‌--१५) । 


अथ तृतीयाध्याये सप्तम: पादः ह्ड७ 


(ऋत्विगिति नाम्नोह्सवंगामिताइधिकरणम्‌ू--१६) 


ज्योतिष्टोम-कर्मकर रूप से जो पुरुष सुने जाते हैं, उनके विषय में सन्देह है- 
क्या वे सब पुरुष ऋत्विक्‌ नाम से व्यवहृत किये जाते हैं ? अथवा कतिपय सीमित 
पुरुषों के लिए ही इस ताम का व्यवहार होता है ? शिष्य सुझाव देता है-वे सभी 
पुरुष ज्योतिष्टोम-सम्बन्धी कार्य करनेवाले होते हैं, इसलिए ऋत्विक्‌ नाम से 
पुकारे जाने चाहिएँ । 

आचार सूत्रकार ते शिष्य-सुकाव को पूर्व॑पक्षरूप में सूत्रित किया--- 


कर्मकार्यात्‌ सर्वेबाम्‌ ऋत्विकत्वमविशेषात्‌ ॥३ २७ 


[कर्मकार्यात्‌ ] कर्म करतेवाला होने--हेतु से [सर्वेषाम्‌ ] सब कर्मकरों का 
[ऋत्विकत्वम्‌ ] ऋत्विक्‌ होना उचित है, [अविशेषात्‌ ] अविशेष--समानरूप 
से कर्मकर होने के कारण । 

ज्योतिष्टोम अनुष्ठान की सम्पन्नता के लिए कार्य करनेवाले सभी कमकरों 
के लिए “ऋत्विक्‌” पद का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति याग 
को सम्पन्न करने की भावना से मिलकर समान रूप में कार्य करते हैं। ऐसे विशेष 
विधान का कहीं उल्लेख नहीं है कि कतिपय कार्यकर्त्ताओं को ऋत्विक्‌ नाम से कहा 
जाय, शेष को न कहा जाय । “ऋत्विक्‌' पद का निर्वचनमूलक अर्थ ही यह है कि 
ऋतु -5 समय के प्राप्त होने पर सभी मिलकर यजन करते हैं। 'सौम्यस्पाध्वरस्य 
यज्ञकतो: सप्तदश ऋत्विजो भवन्ति'-'सोमसम्बन्धी यज्ञ के १७ ऋत्विक होते हैं/ 
इत्यादि वाक्य ऐकदेशिक है। पूरे समुदाय के एक देश को ऐकदेशक कहते हैं। 
समुदाय के एकदेश् से पूरे समुदाय का कथन व्यवहार-विरुद्ध नहीं माना जाता। 

आचार्य पाणिनि [३।२।५६] ने ऋत्विक्‌ पद का साथुत्व निपातन पद्धति से 
दर्शाया है। उसका ध्यान रखते हुए व्याख्याकारों ते 'ऋत्विक्‌” पद का अर्थ करते 
हुए लिखा है--समय उपस्थित होने पर यजन करता है; समय को प्राप्त कर 
यजन करता है; समय से प्रेरित होकर यजन करता है; दक्षिणा की प्राप्ति के 
लिए यज्ञ कराता है। ऋत्विक्‌ पद के इन निवंचनमूलक आर्थों से जाना जाता है 
कि यज्ञ में कार्य करनेवाले सभी व्यक्तियों के लिए इस पद का प्रयोग किये जाने 
में कोई बाघा प्रतीत नहीं होती ॥३२॥। 

आचाय॑ सूत्रकार ने पुर्वेपक्ष का निषेध करते हुए सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया-- 


ते वा परिसंख्यानात्‌ ॥३३॥ 


[नवा] ज्योतिष्टोम में सभी कमंकर ऋत्विक्‌ नहीं हैं, [परिसंख्यात्‌ ] 
नियत गणना होने से । 


द्ड्८ भीमांसा-दर्शन 


वैदिक वाहमय में ऋत्विजों की संख्या नियत परिगणित कौ गई है। वाक्य 
है---'सौम्यस्य अध्वरस्य यशक्रतो: सप्तवश् ऋत्विजो भवच्ति/ सोमसम्बन्धी हिंसा- 
रहित यज्ञक्रतु के सत्रह ऋत्विक होते हैं । ऋत्विजों की नियत संख्या का यह स्पष्ट 
निर्देश है । ऋत्विक्‌ पद के निर्वेचन के आधार पर बहुत-से व्यक्तियों की ऋत्विक्‌ 
संज्ञा प्राप्त होने के कारण यह विधि नहीं है । अनुवाद भी नहीं है, क्योंकि अनुवाद 
विशिविहिंत अर्थ का ही होता है, यदि उससे कोई प्रयोजन सिद्ध होता हो। ऐसी 
दक्षा में यदि इसको गणना का बोधक न माना जाय, ते! यह वाक्य अनर्थक हो 
जांयगा | ऐसी दशा में ऋत्विक्‌ पद का बहुत-से पुरुषों के साथ सम्बन्ध प्राप्त होने 
पर उक्त वाक्य नियत सत्रह संख्या का सम्बन्ध पुरुषों के साथ बोधित करता है। 
उससे अधिक संख्या का प्रत्रिषेध विवक्षित है। इस कारण ज्योतिष्टोम से सम्बद्ध 
सब कर्मकर “ऋत्विक्‌' पद से व्यवहृत नहीं किये जा सकते ॥३३॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--'सौम्यसाध्व रस्य' वाक्य में समुदाय का कथन 
समुदाय के एकदेश द्वारा किया गया है। तात्पये है-ऋत्विक्‌ तो सभी कर्मकर हैं, 
उक्त वाक्य में उनके एकदेश सत्रह से सबका कथन हुआ है। इस प्रक्रिया को 
मीमांसा-परिभाषा में 'अवयुत्यवाद' कहते हैं। ऐसी दशा में केवल सत्रह पुरुषों की 
ऋत्विक्‌ संज्ञा कैसे मानी जाय ? 

आचार्य सूत्रकार ने शिष्यजिज्ञासा को पूर्वपक्षरूप में सूतित किया--- 


पक्षेणेति चेत्‌ ॥३४॥ 


[पक्षेण ] अवयुत्यवाद पक्ष से उक्त वाक्य में सत्रह संख्या कही गई है, [इंति 
चेत्‌ ] ऐसा यदि कहो, तो (यह ठीक नहीं, अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है) । 

'सौम्यस्याध्व रस्य' वाक्य के आधार पर गत सूत्र के भाष्य में जो सतह पुरुषों 
के साथ ऋत्विक्‌ पद का सम्बन्ध जोड़ा गया है, वह अवयुत्यवाद पक्ष के अनुसार 
कथन है। वह समुदाय का कथन समुदाय के एकदेश द्वारा किया गया है। इसलिए 
केवल सत्रह पुरुष ऋत्विक्‌ न माने जाकर सभी कमंकरों के लिए “ऋत्विक्‌! पद 
का प्रयोग समानरूप से किया जाता चाहिए | ३४॥ 

आचार्य सूत्रकार मे उक्त कथन का निरास करते हुए सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत 
किया --- 


न सर्वेषासनधिकारः ॥३५॥ 


[न] अवयुत्यवाद पक्ष यहाँ लागू नहीं होता, इसलिए [सर्वेघाम्‌ ] ज्योति- 
ष्टोम में लगे सभी पुरुषों का 'ऋत्विक्‌' पद द्वारा व्यवहार किये जाने का [ अचधि- 
कारः] अधिकार नहीं है । 


अथ तृतीयाध्याये सप्तम: पादः द्ड६्‌ 


अवसयुत्यवाद वहाँ लागू होता है, जहाँ समान विषय में अन्य अधिक बड़ी 
संख्या कही गई हो। जैसे तैत्तिरीय संहिता [२।२।५] में पाठ है--बंश्वानरं 
ढादशकपालं निव॑पेत्‌ पुत्रे जाते, यदष्टाकपालो भवति गायत्यैवैनं ब्रह्मवर्चसेन 
गुवाति, यन्‍नवकपालस्त्रिवृतैवास्मिन्‌ तेजो दधाति, यदशकपालो विराजैवास्मिन्न- 
न्नाथं दधाति, यदेकादशकपालस्त्रिष्टुमैवास्मिन्निन्द्रियं दघाति, यद्‌ द्वादशकपालो 
जगत्वैवास्मिन्‌ पशून्‌ दधाति | यहाँ पुत्र उत्पन्न होने पर वेश्वातर देवतावाले 
द्ादशकपाल के निर्णय का कथन है। बड़ी संख्या द्वादश श्रुत है। उसी के अन्तर्गंत 
विद्यमान अन्य अष्टाकपाल, नवकपाल, दशकपाल, एकादशकपाल संख्याओं का 
पृथक्‌ निर्देश करके फलविशेष का कथन किया गया है। यह अवयुत्यवाद के 
अनुसार है। एकदेशभूत अष्टाकपाल आदि संख्याओं से द्वादशकपाल संकेतित होता 
है, क्योंकि छोटी संख्या उससे पृथक्‌ करके फलविशेष के लिए कही गई है। परल्तु 
इस वैश्वानर इष्टि के समान ज्योतिष्टोम में समस्त कमकरों के लिए ऋत्विक्‌ पद 
का व्यवहार बतानेवाला कोई अन्य वाक्य उपलब्ध नहीं है । यह इसमें उक्त इष्टि 
से वैपरीत्य है। यदि ज्योतिष्टोम में 'सब कर्मकर ऋत्विक्‌-पद-बाच्य हैं' ऐसी कोई 
बड़ी संख्या निदिष्ट की गई होती, तो उसके अन्तर्गत सत्रह संख्या को मानकर 
अबयुत्यवाद को यहाँ लागू किया जा सकता था, जिसके अनुसार यह कहा जाता 
कि 'सप्तदश ऋत्विज:! उस बड़ी संख्या से पृथक्‌ कर दिखाया गया है, और उस 
एकदेश से यह समुदाय का कथन है। पर कहीं भी ऐसा उल्लेख न होने के कारण 
अयुत्यवाद 'सप्तदश ऋत्विज:' में लागू नहीं होता। फलत: ज्योतिष्टोमीय अध्वर्यु 
आदि सत्रह पुरुषों के साथ ही ऋत्विक्‌ संज्ञा का सम्बन्ध सिद्ध होता है ॥३५॥ 
(इति ऋत्विगिति नाम्नोप्सवंगामिताईधिकरणम्‌ू-- १६) । 


(दीक्षादक्षिणावाक्योक्तानामेव ब्रह्मादीनां सप्तदशत्विक्त्वा- 
5धिकरणम्‌--१७) 


शिष्य जिज्ञासा करता है--ऋत्विक्‌ सदह होते हैं, यह तो निश्चिचत हुआ; पर 
वे सत्रह कौत-कौन हैं ? यह नहीं जाना । 
आज्ायें सूत्रकार ने बताया -- 


नियमस्तु वक्षिणािः श्रुतिसंयोगात्‌ ॥३ ६॥ 


[व] 'तु' पद अनियम की व्यावृत्ति का चयोतक है। [दक्षिणात्रि:] दक्षिणाओं 
से [नियम:] नियम जाना जाता है, | श्रुतिसंयोगात्‌ ] श्रुति "-दक्षिणा-वाक्‍्य में 
ऋत्विक्‌ पद का सम्बन्ध होने से । 

ज्योतिष्टोमीय नियत सत्रह पुरुषों के लिए ही ऋत्विक्‌ पद का प्रयोग होता 


६४० मीमांसा-द्शन 


है, यह दक्षिणा-वाक्य से जाना जाता है। वाक्य प्रारम्भ होता है--“ऋत्विग्म्यो 
दक्षिणां ददाति' ऋत्विजों को दक्षिणा देता है। ऐसा कहकर दक्षिणादान के क्रम- 
परक वाक्य में ब्रह्मा आदि का उल्लेख है। आगे वाक्य है---'अग्नी श्रे5ग्ने दक्षिणां 
ददाति' प्रथम अग्नीत्‌ को दक्षिणा देता है। 'ततो ब्रह्मणे” उसके अनन्तर ब्रह्मा को 
दक्षिणा देता है। आगे विश्विष्ट व्यकवितियों को--- उनके ज्योतिष्टोमीय अध्वर्यू आदि 
नियत नाम-निर्देशपुर्वक दक्षिणा दिये जाने का उल्लेख है। नाम-निर्देशपूर्वक 
दक्षिणादान का यह प्रसंग 'ऋत्विग्म्यों दक्षिणां ददाति' कहकर प्रारम्भ किया गया 
है। इससे यह निश्चय होता है कि जिन ब्रह्मा, अध्वयूं आदि को दक्षिणा दी 
जाती है, वे विशिष्ट सत्रह पुरुष ही ऋत्विक्‌ पद से व्यवहत किये जाते हैं ॥३६॥ 
इसी अथे की पुष्टि में सूत्रकार ने बताया-- 


उक्त्वा च यजमानत्वं तेषां दीक्षाविधानात्‌ ॥३७७ 


[चर] और 'ये ऋत्विजस्ते यजमान:'--जो ऋत्विक्‌ हैं वे यजमान हैं” इस 
प्रकार उनका [यजमानत्वम्‌ ] यजमान होना [ उकत्वा ] कहकर [तैषाम्‌ | उनकी 
[दीक्षाविधानात्‌ | दीक्षा का विधान होने से ऋत्विजों की सत्रह नियत संख्या 
जानी जाती है। 

लम्बे समय तक चलनेवाले 'सत्र' नामक यज्ञों के विषय में व्यवस्था है--- 
“ये ऋत्विजस्ते यजमाना:'-'ऐसे सत्र. में जो ऋत्विक्‌ हैं वे यजमान हैं” यह कहकर 
ब्रह्मा आदि की दीक्षा का वाक्‍यों द्वारा क्रमशः उल्लेख किया गया है-'अध्वयुरगुंह- 
पति दीक्षयित्वा ब्रह्माणं दीक्षयति'--'अध्वर्यू गृहपति को दीक्षित कर ब्रह्मा को 
दीक्षित करता है! । 'तत उद्‌गातारं ततो होतारम्‌'--“उसके अनन्तर उद्गाता को 
औरफिर होता को दीक्षित करता है' । 'ततस्तं प्रतिप्रस्थाता दीक्षयित्वा अधिनों" 
दीक्षयति, ब्राह्मणाच्छंसिनं ब्रह्मण:, प्रस्तोतारमुद्गातुः, मैत्रावरुणं होतु:--“उसके 
अनन्तर प्रतिप्रस्थाता अध्वर्यू को दीक्षित करके अधियों को दीक्षित करता है-- 
ब्रह्मा के ब्राह्मणाच्छंसी को, उद्गाता के प्रस्तोता को, होता के मैत्रावरुण को । 
'ततस्तं नेष्टा दीक्षयित्वा तृतीयिनो दीक्षयति-अन्नीघं ब्रह्मण:, प्रतिहर्तारमुद्‌गातु:, 
अच्छावाक होतु:'-'उसके अनन्तर नेष्टा प्रतिप्रस्थाता को दीक्षित कर तृतीयिओों 
को दीक्षित करता है---बह्मा के अग्नीत्‌ को, उद्गाता के प्रतिहर्त्ता को, होता के 
अच्छावाक को । 'ततस्तपुन्नेता दीक्षयित्वा पादिनों दीक्षयति-- पोतारं ब्रह्मण:, 
सुब्ह्मप्यमुद्गातु:, ग्रावस्तुतं होतु:--“उसके पश्चात्‌ उन्नेता नेष्टा को दीक्षित कर 
१. यहाँ ब्राह्मण-पठित सन्दर्भ में आये अधिन:, तृतीमरिनः, पादिन:' पदों की 

व्याख्या चालू पाद (७) के सूत्र २२ के भाष्य तथा टिप्पणी में द्रष्टव्य है । 


अथ तृतीयाध्याये सप्तम: पाद: दर 


पादियों को दीक्षित करता है--ब्रह्मा के पोता को, उद्गाता के पुब्रह्मण्य को, 
होता के ग्रावस्तुत्‌ को । 'ततस्तमन्यो ब्राह्मणो दीक्षयति ब्रह्मचा री वाचाय्येप्रेषित:” 
--उसके अनन्तर कोई अन्य ब्राह्मण अथवा आचार्य द्वारा भेजा गया ब्रह्मचारी 
उल्लेता को दीक्षित करता है । 

ऐसे सत्रों में जब गृहपति खजमान द्वारा ऋत्विजों का परिक्रय व वरण नहीं 
होता, तब सब मिलकर सत्रकर्म का अनुष्ठान करते हैं, तब वहाँ सभी यजमान 
और सभी ऋत्विक्‌ होते हैं। इसी भावना से “ये ऋत्विजस्ते यजमान:” कहा गया 
है। प्रस्तुत प्रसंग में उन सबको कर्मानुष्ठान के लिए दीक्षित किये जाने का निर्देश 
हैं। वहाँ मिलकर सबकी संख्या सत्रह होती है। यहाँ सबके नाम लेकर दीक्षित 
किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि ऋत्विक्‌ू-पदवाच्य व सत्रह विशिष्ट पुरुष 
ब्रह्मा-अध्वर्यू आदि ही हैं । इनमें सोलह ऋत्विक्‌ और एक गृहपति यजमान है। 
यह सब प्रक्रिया यजमान का संस्कार माना जाता है । इस श्रकार दक्षिणा और 
दीक्षा-वाक्यों के आधार पर यह निश्चित हो जाता है कि वे ऋत्विक्‌ू-पदवाच्य 
सत्रह पुरुष कौन-से हैं ॥२७॥ (इति दीक्षादक्षिणावाक्योक्तानामेव ब्रह्मादीनां 
सप्तद्शात्विक्ववाइघिकरणम्‌--१७) । 


(ऋत्विजां स्वामिसप्तदशत्वाधिकरणम्‌--१८) 


ऋत्विक्‌ सत्रह होते हैं, और वे ब्रह्म आदि हैं, यह्‌ जाना गया । इसमें सन्देह्‌ 
है--सोलह ऋत्विजों से अतिरिक्त सत्रहवाँ पुरुष क्या कोई सदस्य होता है ? 
अथवा गृहपति यजमान ही संत्रहवाँ ऋत्विक्‌ माना गया है ? क्या होना चाहिए ? 
गृहपति यजमान का परिक्रय व वरण नहीं होता । ऋत्विजों का परिक्रय व वरण 
होता है । सदस्य करें कर है, वह परिक्रय के योग्य है। इसके अतिरिक्त चमसवालों 
की गणना में सदस्य भी गिना गया है--प्रैंतु' होतुइ्चमस: प्र ब्रह्मण:-“ प्र यन्तु 
सदस्यानाम्‌” [कात्या० श्रौ० ६।११॥३]। चमस ऋत्विक्‌ का हो सकता है, 
इसलिए सत्रहवाँ ऋत्विक्‌ सदस्य होना चाहिए। 

ऐश्वा प्राप्त होने पर आचार्य सूत्रकार ने सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत किया-- 

स्वामिसप्तदशाः कर्मेसामान्यात्‌ ॥३८॥ 


[स्वामिसप्तदशा: | सत्रह ऋत्विक्‌ स्वामी के सहित होते हैं। तात्पये है--- 
ऋत्विजों में सत्हवाँ स्वामी >- यजमान होता है [ कर्म सामान्‍्यात्‌ ] कर्म के सामान्य 


१. यह प्रसंग मीमांसा दशंन [३॥५] के अनेक अधिकरणों [अधि० ७, सूत्र 
१२; अधि० ८, सूत्र २२; अधि० १३, सूत्र ३३] में चचित हुआ है। वहाँ 
देख लेना चाहिए। 


द्ध्र मीमांसा-दर्शन 


होने से । 

यज्ञानुष्ठान के अवसर पर ऋत्विक जिस प्रकार कर्म करते हैं, यजमान भी 
उसी प्रकार कर्म करता है। दोनों के लिए कर्मानुष्ठान समान होने से सत्रहवाँ 
ऋत्विक्‌ यजमान होता है। 

सदस्य के विषय में यह जो कहा कि वह परिक्रय तथा वरण के योग्य है, और 
अ्षमसवालों में उसकी गणना की गई है, इसलिए सत्रहवाँ ऋत्विक्‌ सदस्य समभना 
चाहिए,--यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि सदस्य के परिक्रय तथा वरण का कहीं 
कोई निर्देश उपलब्ध नहीं होता | चमसवालों में जो सदस्य का उल्लेख है, वहाँ 
बहा, होता जादि ऋत्विजों को ही सदस्य पद से कहा गया है। सोमभक्षण के 
लिए इनके चमस ही सदः स्थान में ले-जाये जाते हैं, जत: बहुबचनान्‍्त' 'सदस्या- 
नाम! पद से--कथन के उपसंहार-रूप में-- इन्‍्हीं का उल्लेख हुआ है, अन्य किसी 
संदस्य पुरुष का नहीं । ९6 

अन्य सदस्य को कृत-अक्त कार्यों का पर्यवेक्षण करनेवाला बताया गया है। 
आपस्तम्ब श्रौतसूत्र [ १।१२] में उसे 'कर्मणामुपद्रष्टा' कहा है--कार्यों का विरी- 
क्षण करनेवाला। जिस श्रकार चालू पाद के पन्द्रहनें अधिकरण में सोम-विक्रमी 
को- विक्रयरूप कर्म के ज्योतिष्टोम का अछ्भू न होने के कारण - ऋत्विजों से' 
पृथक्‌ कहा है, और तीन अधिकरणों [१०, १३, १४] में चमसाध्वर्युओं, शमिता 
एवं उपगाताओं का वरण-प्रसंग में श्वण न होने के कारण इन्हें भी ऋत्विजों से 
पृथक बताया है, इसी प्रकार कार्य-अका्य॑ का दरष्टामात्र होने से सदस्य को 
ज्योतिष्ोम का अज्भ नहीं माता गया। इसलिए सोलह--बह्मा, अध्वर्य होता, 
उद्‌गाता और प्रत्येक के तीन-तीन सहयोगी--पुरुषों के साथ सदःस्थान्र में उप- 
स्थित चमसोंवाला सत्रह्वाँ पुरुष सदस्य नहीं हो सकता। उक्त सोलह के साथ 
सदःस्थान में यजमान उपस्थित रहता है, अत: वही सत्नह्वाँ ऋत्विक्‌ माना जाता 
है। इस प्रकार यजमान-सहित सप्तदश ऋत्विजों की संख्या शास्त्र में बताई गई 
है। ऐसी मान्यता केवल सत्रयागों में होती है ॥३८।। (इति ऋत्विजां स्वामि- 
सप्तदशत्वाधिकरणम्‌ -१८) । 


(आध्वर्यवादिष्वेवाध्वर्य्वादीनां कतुंतानियमाध्षिकरणम्‌--१६ ) 


ज्योतिष्टोम में कार्य करनेवाले यजमानसहित सत्रह पुरुष ऋत्विक्‌ माने 
गये । इनके विषय में अब यह सन्देह है--क्या जो पुरुष का कार्य है, एवं आह- 
वचीय आदि अग्नियों से जो कार्य किया जाता है, वह सब इनको करना चाहिए ?ै 
अथवा कार्य करने में कुछ व्यवस्था है ? अर्थात्‌ यह कार्य अमुक करे, यह अमुक, 
और यह कार्य इस अग्नि में किया जाय, वह उस अग्नि में, ऐसी व्यवस्था है ? 
प्रतीत होता है, सब ऋत्विक्‌ कार्य करने के लिए हैं। अग्नियों का आधान भी 


अथ तृतीयाध्याये सप्तम: पाद:. * इश्३े 


यागानुष्ठान के लिए किया जाता है, तब सभी अग्तियों में सब कार्य किये जाने 
चाहिएँ। 
आचार्य सूत्रकार ने इस विचार को पूर्वपक्ष रूप में प्रस्तुत किया-- 


ते सर्वार्था: प्रयुक्‍तत्वादग्नयश्च स्वकालत्वात्‌ ॥३ ९॥॥ 


[ते] वे ऋत्विक्‌ [ सर्वार्था:| यागसम्बन्धी सभी कार्यों के करने के लिए हैं, 
[प्रयुक्तत्वात्‌ | परिक्रय एवं वरण के द्वारा कर्म करने के लिए नियुक्त होने के 
कारण, एवं [अग्नय:] अग्नियाँ [च] भी [स्वकालत्वात्‌ | अपने समयवाली 
होने के कारण सभी अग्निकार्यों के लिए हैं। 

परिक्रय एवं वरण किये गये ऋत्विक्‌ कर्म -सम्बन्धी सभी कार्यों के लिए हैं। 
आहवनीय आदि अग्तियों का आघान भी याग-सम्बन्धी सब कार्यों के लिए किया 
जाता है। कर्मेंसम्बन्धी कार्ये कमंकर ऋत्तविजों के बिना, एवं अग्निसम्बन्धी 
कार्य अग्नि-आधान के बिना नहीं हो सकते । ये कार्य उनकी आकांक्षा रखते हैं। 
इसलिए ऋत्विजों का परिक्रय व वरण तथा अग्नियों का आधान सभी कार्यों के 
सम्पादन के लिए माना जाना चाहिए। मीमांसा सूत्र [३।६१५] में अग्नियों 
की सर्वार्थता का सिद्धान्त निश्चित किया है । जिस समय जो कार्य अग्निसम्बन्धी 
अपेक्षित हो, किसी भी अग्नि पर सम्पन्त कर लेना चाहिए । इसी प्रकार कर्मा- 
नुष्ठान-सम्बन्धी जो कार्य सामने उपस्थित हो, उसे सम्पादन करने में कोई भी 
कार्यान्तर में असंलग्न ऋत्विक्‌ लग जाय। इसमें व्यवस्था की कोई आवश्यकता 
नहीं है । जो कार्य जिसे दीखे, वह उसे कर डाले । इससे सब कार्य यथावस्थित हो 
जाता है ॥३६॥ 

आचार्य सूजकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया--- 


तत्संघोगात्‌ कर्मणों व्यवस्था स्यात्‌ संयोगस्थार्थ- 
बत्वात्‌ 0४०॥ 


[तत्संयोगात्‌ ] कर्मों का अध्वर्यू आदि नामों के द्वारा विशिष्ट पुरुषों के साथ 
सम्बन्ध होने से [कर्मण:] कर्म की [ व्यवस्था ] अमुक कम उसको करना चाहिए, 
अमुक उसको, इस प्रकार की व्यवस्था [स्यात्‌ | है, [संयोगस्य ] नाम के द्वारा कर्म 
का पुरुषविशेष के साथ सम्बन्ध के [अर्थवत्वात्‌] अर्थवान्‌ होने के कारण! 

शास्त्र में आध्वर्य व, औद्यात्र, हौत्र आदि कर्मों के नाम हैं। इसलिए जिस 
नाम के ऋत्विक्‌ का जिस कर्म के साथ सम्बन्ध निदिष्ट है, वह कर्म उस ऋत्विक्‌ 
को करना चाहिए। इस प्रकार आध्वर्यंव कर्म अध्वर्य को करना चाहिए, हौत्र 
कर्म होता को और औदुगात्र उद्गाता को। यह विशिष्ट पुरुष द्वारा विशिष्ट कर्म 


हर्प््ड मीमांसा-दर्शन 


करने की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि चाहे कोई पुरुष चाहे जिस कर्म को करे । 
इस प्रकार आध्वयंव आदि कर्मों का अध्वर्यू आदि विशिष्ट पुरुषों के साथ सम्बन्ध 
अथेवान्‌ होता है। यदि ऐसी व्यवस्था न मानी जाय, तो यह सम्बन्ध का निर्देश 
निरथंक हो जायगा । 

पूर्वपक्ष-सूत्र में वादी ने ऋत्विजों की सर्वार्थता के लिए जो अग्तियों की सर्वा- 
थता [द्र० मी० सू० ३।६।१५] का उदाहरण दिया है, वह 'वादी भद्ठं न पश्यति' 
कहावत के अनुसार आंशिक एकबेशी है, केवल “स्वार्थ” इस दब्दमात्र की 
समानता को लेकर दुष्टान्त दे दिया है। अग्नियों की सर्वार्थंता का स्वरूप है,--जो 
कर्मसम्बन्धी कार्य जिस अग्नि में किया जाता है उसके प्रकृतिरूप अथवा विकृति- 
झूप सभी कर्मों का सम्पादन उस अग्नि में किया जाना चाहिए । वहाँ ऐसा नहीं है 
कि किसी भी अम्ति में चाहे जो कार्य किया जाय । पर यहाँ पूर्वपक्ष-सूत्र के सर्वार्थ 
पद का आव यही है कि कोई भी ऋत्विक्‌ पुरुष किसी भी कार्य को करे । उसके 
लिए किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत, अग्नियों में भी 
कर्मे-व्यवस्था देखी जाती है। कौत-सा कर्म आहवनीय में हो, कौन-सा ग्राहंपंत्य 
में, कौन-सा दक्षिणामिन में, ऐसे उल्लेख शास्त्र में उपलब्ध हैं । जैसे--“आहवनीये 
जुहोति, गाहेंपत्येईघिश्रयति, दक्षिणाग्नी अन्वाहायं पचति' इत्यादि । आहवनीय 
अग्नि में हविद्र्य की आहुति दी जाती है; गाहँपत्य में दुग्घ आदि गरम किया 
जाता है; अपेक्षा होने पर जमा आज्य पिवलाया जाता है; दक्षिणाग्नि में अच्चा- 
हायें का पाक होता है। दर्ष-पूर्णमास में दक्षिणारूप से चार ऋत्विक्‌ पुरुषों के 
भोजनयोग्य ओदन का नाम “अन्वाहाय॑' है। इससे अगश्निकर्मों की भी व्यवस्था 
स्पष्ट होती है। आहवनीय में दूध या ओदन नहीं पकाया जा सकता। गाहंपत्य 
एवं दक्षिणाग्ति में हविद्रव्य का होम नहीं किया जा सकता ॥ इस प्रकार अग्नियों 
में भी कर्म की व्यवस्था स्पष्ट है। फलत: ऋत्विजों की सर्वार्थता के लिए पूर्वेपक्षी 
द्वारा दिया गया अग्नियों की सर्वार्थता का दुृष्टान्त पूर्णतया विषम है ॥४०॥ 
(इति आध्वयंवादिष्वेवाध्वर्वादीनां कतृतानियम्ाधिकरणम्‌ू--१६) । 


(समाख्याप्राप्तकतृत्वस्यापि क्वचिद्‌ बाधाधिकरणम्‌--२० ) 


गत अधिकरण में समाख्या--नाम के आघार पर कम की व्यवस्था बताई 
गई । शिष्य जिज्ञासा करता है--क्या यही साधारण नियम है कि कर्म की व्यवस्था 
केवल नाम के आघार पर हो ? अथवा अन्य भी कोई आधार है ? 

आचाये सूत्रकार ने बताया, अन्य भी आधार है--- 


तस्योपदेशसमाख्यानेन निर्देश: ॥४१७ 
लतिस्थ] उस कर्म का [उपदेशसमाख्यानेन] उपदेश->कथन मौर 


अथ तृतायाध्याये सप्तम: पाद: ६५५ 


समाख्यान 5-संज्ञा दोनों से [निर्देश:] निर्देश जानना चाहिए। 

'उपदेशसमाख्यानेन' पद में समाहार इन्द्र समास है---उपदेशशच समाख्यानं 
चव अनयो: समाहार इति उपदेशसमाख्यानं तेन-उपदेशसमाख्यानेन । तात्पये है- 
उपदेश और सगमाख्यान दोनों से कर्म की व्यवस्था का निर्देश होता है, अर्थात्‌ कहीं 
उपदेश से कहीं समाख्या--नाम से | यथा उपदेश से--तस्मान्मै त्रावरुण: प्रेष्यत्ति 
चानु चाह मंत्रावरुण प्रैष देता है ओर अनुकथन करता है, अर्थात्‌ पुरोइनुवाक्या 
का उच्चारण करता है। 'प्र वो वाजा अभिद्यव:' तथा “अज्जल्ति त्वामध्वरे 
देवयन्त:' ये पुरो$नुवाक्या मन्त्र हैं, इनका उच्चारण करता है। 

'होतगज, अग्नये समिध्यमानाय अनुबूहि'--'हे होता ! यजन करो और 
अ्रज्वलित होनेवाले अग्नि के लिए पुरो$नुवाक्या' मन्‍्त्रों का उच्चारण करो'-इस 
प्रकार आदेश करने को प्रैष' कहते हैं । प्रैष कार्य अध्वर्य करता है । पुरोइनुवाक्या 
का उच्चारण होता करता है। परन्तु उक्त वाक्य--'तस्मान्मेत्रावरुण: प्रेष्यति 
चानु चाह'--'मैत्रावरुण ऋत्विक्‌ प्रैष दे और पुरोनुवाक्या का उच्चारण करे यह 
निर्देश करता है। यह उपदेश द्वारा कम का निर्देश है । समाख्या -- नाम से कर्म के 
निर्देश का उदाहरण गत अधिकरण में दिया गया है। अन्य उदाहरण हैं--- 
वोज्ीया-नेष्ट्रीया' ये कमंविशेष की समाख्या--संज्ञा हैं--पोता ऋत्विक्‌ द्वारा 
किया जानेवाला क़र्म, तथा नेष्टा ऋत्विक्‌ द्वारा किया जानेवाला कर्म । यह 
पोता-नेष्टा ऋत्विक्‌ नामों से कर्म का निर्देश है। इस प्रकार उपदेश और 
समाख्या दोनों से कर्म का निर्देश जानना चाहिए ॥४१॥ 

आचाय॑ सूत्रकार ने इसी अर्थ की पुष्िट में अन्य सहयोगी हेतु प्रस्तुत किया- 


तद्बच्च लिड्भदर्शनम्‌ ॥४२॥ 


[तद्वत्‌] समाख्या से कर्मों की व्यवस्था के समान, उस अर्थ की पुष्टि में 
[लिझुदरशंनम्‌ | सहयोगी हेतु [च] भी देखा जाता है। 

बेंदिक वाइमय में वाक्य सुना जाता है--“यत्र होतु: प्रातरनुवाकमनुब्रुवतः 
उपश्वणुयात्‌'--'होता द्वारा प्रात:ःकालिक मन्‍्त्रों का पाठ करते हुए जहाँ तक सुना 
जाये” इस वाक्य में प्रातरनुवाक के उच्चारण को होता द्वारा किया जानेवाला 
कर्म बताया है। यह समाख्या से--अर्थात्‌ नाम लेकर कर्म की व्यवस्था बताये 
जाने से--कर्मव्यवस्था में लि है। यहाँ होता का नाम लेकर प्रातरनुवाक 
उच्चारण करने का निर्देश है। 

इसी प्रकार अन्य वाक्य है--'उद्गीथ उद्गातृणाम्‌, ऋच: प्रणव उक्थशंसि- 
नाम्‌, प्रतिगरोध्वर्यूणाम्‌--सामगात उद्गाताओं का, ऋक्‌ का प्रणव उच्चारण 
उक्थशंसियों -->होताओं का, प्रतिगर अध्वर्यू ऋत्विजों का कर्म है। यहाँ भी 
माम-निर्देश्षपुर्वक कर्म की व्यवस्था का कथन है। अन्य भी जनेक वाक्य जैंदिक 


६५६ मीमांसा-दर्शन 


वाडूमय में उपलब्ध हैं, जहाँ कौन-सा कर्म किस ऋत्विक्‌ को करना चाहिए, 
यह सब ताम लेकर कर्म की व्यवस्था में लिख है। 

प्रातःकाल पक्षियों का कलरब प्रारम्भ होने से पहले जब होता ऋत्विक्‌ 
उच्च: स्वर से प्रातरनुवाक का पाठ करता है, उसकी घ्वनि जहाँ तक सुनाई पड़े, 
बहां तक की सीमा में बहनेवाले नदी-तालों से अध्वर्यू ऋत्विजों को जल लाना 
होता है। यदि नदी-नाले उच्चारण-ध्वनि की सीमा से बाहर कहीं दूर हैं, तो 
उस उच्चारण के अवसर से पहले ही जल लाकर किसी समीप उपयुक्त स्थान में 
रख लिया जाता है । उच्चारण के समय उत जलों से अध्यवर्यु जल ग्रहण करता 
है। इस क्रिया का वाम 'प्रतिगर' है । बाकयों में यहां बहुवचन से मुख्य ऋत्विक्‌ 
और उनके सहयोगी अभिप्रेत हैं। फलतः समाख्या और उपदेश दोनों से यथा- 
प्रसंग कर्मों की व्यवस्था जाननी चाहिए ॥४२॥ ([इतति समाख्याप्राप्तकतृत्व- 
स्पापि क्वचिद्‌ बाधाधिकरणम्‌--२०) । 

(समुच्चितयो: प्रेषानुवचनयोमेंत्रावरुणकतृत्वाधिकरणम्‌--२१) 

ज्योतिष्टोम में अग्नीपोमीय पश्यु-आलभन के प्रसंग में पाठ है--'तस्मान्‌- 
मैत्रावरुण: प्रेष्यति चानु चाह'--इसलिए भैत्रावरुण प्रैष देता है, और अनुवचन 
करता है अर्थात्‌ पुरोध्नुजाक्या का पाठ करता है। इसमें सन्देह है--क्या सब 
अनुवचनों और सब प्रैषों में मैत्रावण ऋत्विक्‌ कर्त्ता होता है? अथवा जहां 
अनुवचन के विषय में प्रैष है, वहीं मैत्रावहण होता है? कोई विशेष कथन न 
होने से प्रैष-अनुवचन में सर्वत्र मैत्रावरण होना चाहिए। आचार्य सूत्रकार ने इसी 
अर्थ को पूर्वपक्षरूप में प्रस्तुत किया-- 

प्रैबानुचचन सेत्रावरुणस्पोपदेशात्‌ ॥४३॥ 

[प्रैघानुवचनम्‌ ] प्रैष और अनुवचन दोनों [मैत्रावरुषस्य ] मैत्रावरुण का 
कर्म होते चाहिएँ, |उपदेशात्‌ | उपदेश + सामान्य कथन होने के कारण । 

“तस्मान्मैजावरुण: प्रेष्यति चानु चाह वाक्य में सामनन्‍्यतया कथन है कि प्रैण 
और पुरोज्युवाक्या पाठ मैत्रावरुण का कर्म है। यहाँ ऐसा विशेष कथन कोई नहीं 
है कि अमुक प्रैंघ अथवा अमुक अनुवचन ( --पुरोध्नुवाक्या पाठ) में मैत्रावरण 
होता है, अमुक में नहीं होता । इसलिए सब प्रैष और सब अनुवचत मैत्रावरुण: 
ऋत्विक्‌ को करने चाहिएँ ॥४३॥ 

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-- 


पुरोष्नुवाक्याधिकारो वा प्रैबसस्निधानात्‌ ॥४४॥ 


[बा] “वा पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है । तात्पये है, सब प्रेष और 
अनुबचन मैत्रावहण ऋ्विक का कम है, यह कथत अयुक्त है, [प्रुरोह्युवाक्या- 


अथ तृतीयाष्याये सप्तम: पादः ६५७ 


घिकार:] पुरोहनुवाक्या का अधिकार मैत्रावरुण को है, [प्रैबसस्तिघानात्‌ ] प्रैष 
के सान्तिध्य -> सामीप्य के कारण । 

जहां प्रैष और अनुवाक्या साथ कही जाती हैं, वहां मैत्रावरण का अधिकार 
है। जहाँ केवल प्रैष अथवा केवल अनुवाक्या का कथन है, वहाँ मँत्रावरुण 
अधिकृत नहीं होता । जहाँ दोनों इकट्ठे कहे गये हों, वहाँ ये दोनों कर्म मैत्रावरुण 
ऋत्विक्‌ द्वारा किये जाने चाहिएँ। उक्त वचन “तस्मान्मैत्रावरुण: प्रेष्यति चानु 
चाह' ऐसा ही है। यहाँ दोनों का समुच्चय है, इसलिए यहाँ दोनों मंत्नावरुण के 
कम हैं; सत्र नहीं ॥४४॥। 

आचार सूत्रकार ने उक्त अर्थ की पुष्टि में अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


प्रातरनुवाके. च होतृदर्शनात्‌ ॥४५॥ 


[प्रातरनुवाके ] अनुवाक्या ऋचाओं के ग्रात्ःकालिक पाठ में [होतृदर्शनात्‌ 
होता का सम्बन्ध देखे जाने से [च] भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है। 

प्रातरनुवाक के पाठ में होता का सम्बन्ध पाया जाता है--होतुः प्रातरनु- 
वाकमनुबुबत: उपश्यणुयात्‌ तदाघ्वर्युगृ ह्लीयात्‌'-प्रात: पक्षियों का कलरव होने से 
पूर्व जब होता ऊँचे स्व॒र में अनुवाक्‍्या ऋचाओं का पाठ करता है, तब जहाँ तक 
वह शब्द सुनाई दे, उस सीमा में बहते तदी-तालों से अध्वर्यु जल ग्रहण करे । यहाँ 
होता द्वारा अनुवाक्या-पाठ का स्पष्ट निर्देश है। इसलिए भी मै त्रावरुण अनुवाक्या- 
पाठ में सबंत्र अधिकृत नहीं होता ॥४४॥ (इति समुच्चितयो: प्रेषानुवचनयोर्म वा- 
वरुणकर्तृत्वाधिकरणम्‌--२१) । 

(चमसहोमेः्ध्वर्यों: कतुंताधिकरणम्‌-२२) 

ज्योतिष्टोम में चमसाध्वर्यु कहे गये हैं । उनमें सन्देह है--क्या चमसों का 
होम चमसाध्वर्यु करें ? अथवा अध्वयुं करे? चप्साध्वर्य करें, यह पूव॑पक्ष 
सूत्रकार ने प्रथम प्रस्तुत किया-- 


चमसाँश्चमसाध्वयेव: समास्यानात्‌ ॥४६॥ 


[चमसान्‌ | चमसों का होम [चमसाध्वयंव:] चमसाध्वर्यु करें, [समाख्या- 
नात्‌ ] चमसाध्वर्यु ऐसा नाम होने के कारण । 

चमसों में अध्वर्यु-सम्बन्धी कर्मों को जो व्यक्ति करते हैं, वे चमसाध्वर्यं कहे 
जाते हैं। उनके इस नाम के आधार पर जाना जाता है कि चमसों का होम चमसा- 
ध्वर्यु नामवाले व्यक्तियों को करना चाहिए ॥४६॥ 

आचाय॑ सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-- 


इ्भ्र्८ मीमांसा-दशन 


अध्वर्युर्वा तन्‍्न्‍्यायत्वात्‌ ॥४७॥ 


[वा] 'वा' पद पूर्वोक्त पक्ष “चमसाध्वर्यू चमसों का होम करें' की निवृत्ति , 
का द्योतक है। [अध्वर्यु:] चमसों से होम अध्वर्यु करता है, [ तन्‍्न्यायत्वात्‌ ] ऐसा 
करना न्‍्याय्य--उचित होने से । 

जो जिस कार्य को करता है, उसके द्वारा ही उस कार्य का किया जाना उचित्त 
माना जाता है। होम अध्वर्यु द्वारा किया जानेवाला कर्म है, इसलिए उसे ह्ढी 
चमस-होम -- चमसों में भरे सोम का होम--करना चाहिए । चमसाध्वर्यु नाम 
इस आधार पर नहीं है कि वे अध्वर्यु के कार्य को करते हैं, प्रत्युत इस आधार 
पर है कि अध्वर्यू के समान उनके मी चमस होते हैं; चमस समात होने से वे 
चमसाध्वर्यू कहे जाते हैं, अध्वर्यूं का कार्य करने से नहीं । यदि होम करने को 
समानता का आधार माना जाता है, तो 'अध्वर्यु होम न करे, चमसाध्वर्यू होम 
करे! ऐसा मानने पर अध्वर्यु के साथ चमसाध्यर्यु व्यक्तियों की समानता रहेगी ही 
नहीं । इसलिए होस करना समानता का आधार न होकर सबके चमसों का समान 
होना, समानता का आधार मानना युक्त है। होम केवल अध्वर्यु करता है।॥।४७॥ 

इसी अर्थ की पुष्टि में सूजकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 

चमसे चास्यदरशॉनात्‌ ॥४८॥ 

[चमसे ] चमस के होम में [अन्यव्शनात्‌ | चमसाध्वर्यु से अन्य का दर्जन 
होने के कारण [च] भी चमसाध्वर्यू होम नहीं करेंगे। 

चअमस-होम-सम्बन्धी वचन है--चमसाँश्चमसाध्वयेवे प्रयच्छति तानू स 
वषद्कर्ते हरति'--चमसों को चमसाध्वर्यू को देता है; वह उन चमसों को वषट्‌- 
कर्ता को देता है। इससे ज्ञात होता है, चमसों में भरे सोम का होम करके रिक्त 
अमस को चमसाध्वर्यु को देनेवाला व्यक्ति चमसाध्वर्यू से भिन्‍न है। वह होम 
करनेवाला व्यक्ति अध्वयुं है। आहुति देने के जनन्तर रिक्त चमस को अध्वर्यु 
सोमभक्षण के लिए चमसाध्वर्यू को देता है। सदःस्थान में जाकर यथावस्तर उन 
चमसों में वे सोममक्षण करते हैं । 

इसका पोषक अन्य वचन है--यो वा&ध्वर्यो: स्वं वेद स्ववान्‌ भवति। खुग्दा 
अध्वर्यो: स्व वायव्यमस्य स्वं चमसोउस्य स्वम्‌' [तै०्सं० ३।१)२ | निश्चय ही जो 
अध्वर्यु के 'स्व' को जानता है, वह स्ववान्‌ होता है। खुकू ही अध्वर्यु का स्व” है, 
वायु देवतावाला पात्र (गृह) इसका 'स्व' है, चसस इसका 'स्व' है ।' अध्चर्यू का 
जो चमस है, वह अध्वर्यू का 'स्व नहीं होता; वह यजमान का 'स्व' होता है । 


, इस कारण उक्त बचन “चमस अध्वर्यू का स्व है' यह कहता हुआ अध्वय्यु द्वारा 


चमस से होम किये जाने को प्रकट करता है। जन चमसों हें भरे सोम का 
अध्वयुं होम करता हैं, उन चमसों में यद्यपि सोमभक्षण चमसाध्वयुं व्यक्ति करते 


अथ तृतीयाध्याये सप्तमः पाद: ६५६ 


हैं, पर होम करने के नाते चमस को अध्वर्यू का 'स्व' कहा गया है। अतः होम 
अध्वर्यु ही करता है, चमसाध्वर्यू नहीं ॥।४५८॥। 

यदि चमसाध्वर्यु-सम्बन्धी चमस अध्वर्यु का 'स्व' है, तो 'चमसाघ्वर्यु' नाम 
का आधार या प्रवृत्तिनिमित्त क्या होगा ? 

आचाये सूत्रकार ने समाधान किया--- 


अशकतौ ते प्रतीयेरन्‌ ॥४९॥ 


चमसाध्वर्यु-सम्बन्धी चमस केवल होम करने की दृष्टि से अध्वर्यु के 'स्व/ 
हैं; सोमभक्षण की दृष्टि से वे अध्वर्यु के 'स्व' नहीं हैं। अतः अध्वर्यु के [ अशक्तो ] 
उन चमसों में सोमभक्षण के लिए असमर्थ होने पर [ते | वे चमसाध्वर्यु [प्रतीये- 
रन्‌ | उन चमसों में सोमभक्षण-सामरथ्य से चमसाध्वय्यूं नाम के साथ सम्बद्ध 
होंगे। 

चमसाध्बर्यु नाम का आधार या प्रवृत्तिनिभित्त ४७वें सूत्र के भाष्य में 
अध्वर्यू और चमसाध्वर्युओं के सोमभक्षणार्थ चमसों की समानता बत्नाया है । 
सूत्रकार ने वही भाव भ्रस्तुत सूत्र में प्रकारान्तर से प्रकट किया है। सोमभक्षणार्थ 
सबके अपने-अपने चमस उनके 'स्व' हैं। चमसाध्वर्युओं के आहुत चमसों में 
अध्वर्यूं सोमभक्षण के लिए अशक्त होता है। अयोग्यता व अनौचित्य ही अशक्ति 
है। इस प्रकार सोमभक्षणार्थ सबके चमसों की समानता ही उक्त नाम का 
आधार है । 

अध्वर्यू का चमस यजमान' का 'स्व' स्वामित्व की दृष्टि से कहा गया है, 
सोमभक्षण की दृष्टि से नहीं । फलत: होम का अधिकार केवल अध्वर्यु को जानना 
चाहिए, चमसाध्वर्यूं को नहीं ॥४६॥ (इति चमसहोमे<ध्वर्यो: कतुंताधिकर- 
णम्‌ू--२२) । 


(श्येनवाजपेययो रनेककतृंताधिक रणम्‌--२३ ) 


उद्गाता से सम्बद्ध सामवेद में ईयेनयाग तथा अध्वयुं से सम्बद्ध बजुर्वेद में 
वाजपेय याग कहा गया है। इसमें सन्देह है--क्या सामवेदकथित श्येतयाग का 
अनुष्ठान उद्गाता और उसके सहयोगी ऋत्विक्‌ करें ? तथा गजुर्वेद-कथित 
बाजपेय याग का अनुष्ठान अध्वर्यू और उसके सहयोगी ऋत्विक्‌ करें ? अथवा 
किसी भी बेद में कथित कर्म का अनुष्ठान सभी ऋत्विक्‌ मिलकर करें? क्‍या 
प्राप्त होता है ? जिस ऋत्विकू-सम्बन्धी वेद में जो कर्म विहित हैं, उनका 
अनुष्ठान उन्हीं सम्बद्ध ऋत्विजों द्वारा किया जाना चाहिए। इसी अर्थ को आचार्य 
सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में प्रस्तुत किया-- 


६६० मौमांसा-दशन 


बेदोपदेशात्‌ पु्वंबद्वेदान्यत्वे यथोपदेशं स्युः ॥५०॥ 


[वेदोपदेशात्‌ ] बेद में उपदेश -- विधान का कथन होने से [पूर्ववत्‌ | पहले 
के समान, परम्परा-प्राप्त जैसे प्रथम चलन है--आध्वर्यब संज्ञा के अनुसार 
यजुर्वेद-विहित कर्मों का अनुष्ठान जध्वर्यू और उसके सहयोगी ऋ्विक्‌ करें; 
हौत्र संज्ञा के अनुसार ऋग्वेद-विहिंत कर्मों का अनुष्ठान होता एवं उसके सहयोगी 
ऋत्विक्‌ करें । इसी प्रकार औदुगात्र-- स।मवेदीय कर्म उद्गाता व उसके सहयोगी 
करें । इसी रीति पर [वेदान्यत्वे ] वेद का भेद होने पर [यथोपदेशम्‌ | उपदेश 
के अनुसार जिसके वेद में जो कर्म उपदिष्ट हैं, वे उस कर्म का अनुष्ठान करनेवाले 
[स्थु:] होने चाहिएं। 

जिस ऋत्विक्‌ के नाम पर जो बेद परम्परा से प्रचलित है, उस वेद में कहे 
कर्मों को वे ही ऋत्विक्‌ करेंगे। ऋग्वेद होता नाम से सम्बद्ध है। उसमें विहित 
कर्म 'हौत्र' कहे जाते हैं। होतुगण ऋत्विक्‌ उनका अनुष्ठान करते हैं । इसी कारण 
वे हौत्र कर्म हैं। आध्वयंव >-यजुर्वेद-विहित कर्म अध्वर्युगण द्वारा किये जाने 
चाहिएँ, और औद्‌गात्र-- सामबेद-विहित कर्म उद्गातृगण द्वारा अनुष्ठेय होने 
चाहिएँ। 'हौत्र' आदि इन संज्ञाओं के आधार पर ऐसा ज्ञात होता है कि प्रत्येक 
बेद के अपने विहित कर्मों का अनुष्ठान उस वेद से सम्बद्ध ऋत्विजों द्वारा ही 
किया जाना चाहिए ॥५०॥ 

आचाये सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-- 


तद्ग्रहणाद्वा स्वधर्म: स्पादधिकारसामर्थ्यात्‌ 

सहाड्भरव्यक्तः शेषे ॥५१॥ 

[वा] 'वा' पद पूववेसूत्र में कथित "जिसके वेद में जो कम पढ़ा है, वह उसी 
ऋत्विक्‌ के द्वारा किया जाना चाहिए पक्ष की व्यावृत्ति का द्योतक है। [ तद्‌ग्रह- 
णात्‌ ] प्रकृतियाग एवं उसके धर्मो--अज्ों के ग्रहण से [स्वधर्म:| वह कर्म अपना 
ही धर्म [स्यात्‌ | होता है, [अज्भे:] अज्ञों के [सह] साथ [अधिकारसामर्थ्यात्‌ ] 
एक अधिकृत प्रसंग में पठित होनेरूप सामर्थ्य से; [श्ेषे | शेष--उक्त से अति- 
रिक्त कम के विषय में [ अव्यक्त: | व्यक्त--स्पष्ट अथवा विशेषित करनेवाला नहीं 
है, यह निश्चय है। 

यजमान द्वारा ऋत्विजों का परिक्रय एवं वरण सभी अभीष्ट कर्मों के 
अनुष्ठान के लिए किया जाता है । किसी भी वेद में वणित सभी कर्मो का अनुष्ठान 
अवस्थानुसार सब ऋत्विक्‌ मिलकर करते हैं। सभी याग दो श्रकारों में व्यवस्थित 
हैं---अ्रकृति और विक्रृति । प्रकृतियाग मुख्य हैं, विक्ृतियाग उनके अज्ज भूत हैं, 
उसी के धर्म हैं। अज्ञों के अनुष्ठान से अज्भी -- श्रकृतियाग की सम्पूर्णता सम्पन्न 


अथ तृतीयाध्याये सप्तमः पादः ६६१ 


होती है । उन सभी का अनुष्ठान परिक्रीत ऋत्विजों द्वारा किया जाता है। 
किसी मी अज्जमूत कर्म में अपेक्षित क्रिया-कलाप अतिदेश-वाक्य 'प्रकृतिबद्‌ 
विक्ृति: कत्तेव्या' के अनुसार प्रकृतियाग की अनुकूलता लक्ष्य कर अथवा उसका 
ध्यान रखते हुए किया जाता है। ऐसी स्थिति में कोई ऐसा प्रइन नहीं रह जातः 
जिसके लिए यह मानता आवश्यक हो कि जो कर्म जिस वेद में पढ़ा है, वह कर्म 
उसी वेद से सम्बद्ध ऋत्विक्‌ को करना चाहिए। वस्तुस्थिति यह है कि किसी 
विशेष वेद के साथ विशेष ऋत्विक्‌ का सम्बन्ध पूर्णहप से लौकिक है। लोक- 
व्यवहार के लिए ऐसी कल्पवा कर ली गई है। इसके लिए कोई प्रामाणिक 
शास्त्रीय वचन उपलब्ध नहीं है। 

प्रकृति-विक्ृतिरूप सभी श्रौत कर्म 'अध्वर' कहे गये हैं। 'ध्वरतिहिसाकर्मा'- 
वे सब 'अध्वर' हिंसारहित कम हैं। इ्येन-वाजपेय आदि ऐसे कर्म नहीं हैं। इनमें 
हिंसा की भावना रहती है । किन्हीं टोटकेबाज़ व्यक्तियों ने स्वार्थपरायणता से 
अभिभूत होकर इनका इस रूप में चलन किया, जो आज उपलब्ध है। सम्भव है, 
प्रारम्भ में इसका कुछ विशुद्ध रूप रहा हो । 

इयेस-वाजपेय आदि के अनुष्ठाता यजमान का जैसा वर्णन विभिन्‍न श्रौत 
सूत्रों में उपलब्ध है, वह उनकी दुर्देशा व लानत-मलामत का ही भ्रतीक है। वाज- 
पेयकर्त्ता यजमान यज्ञयूप पर चढ़ता है। वहाँ पर लकड़ी में फेंसी फिरकनी 
(चषाल ) का स्पर्श करता है। चारों ओर शूल्य में दृष्टि दौड़ाता है। ऋत्विक्‌' व 
प्रजाजन बड़ के पत्तों के दोनों में उसके फल अथवा ऊषर-मिट्टी भरकर उसपर 
फेंके हैं। कख मारकर निस्सहाय वह यूप से नीचे उतर आता है, यह वाजपेय- 
कर्त्ता के स्वगें का नजारा है। सूत्रकार कहता है--ऐसे कर्म किसी प्रक्ृतियाग के 
अज नहीं हैं। ऐसे ही कर्मों को शेष श्रेणी में डालकर अव्यक्त कहा है। 

इसी प्रकार इयेनयागकर्त्ता के विषय में कहा गया है--श्येनयाग की दक्षिणा 
में--काणी-कोतरी, लूली-लेंगड़ी, बण्डा-फण्डर जैसी बेकार--गायों को देना 
लिखा है । जैसा याग वैसी दक्षिणा। कहावत है--“यादृशी शीतला देवी तादुशो 
वाहन: खर:', जैसी शीतला देवी, वैसी उसकी सवारी 'गदहा । इसपर तुर्रा यह है, 
उन बेकार, अधमरी गायों' को तीक्ष्ण काँटों से कुरेदकर उनका रक्त निकालना 


१. इसके लिए कात्यायन श्रौतसूत्र [ १४५६-१२ | द्रष्टव्य है। वहाँ अन्तिम 
वाक्य है--“तदनन्तरं सप्तदशाइवत्थपत्रोपनद्धान्‌ ऊषपुटान्‌ उदस्यन्त्यस्मै- 
विश: । 

२. 'तासामपि दक्षिणावेलायाँ लोहित॑ जनयेथु:' [लाट्या० श्रौ० 5५१७] वा 
'दक्षिणाकाले कण्टकवितुदेयु:” [कात्या» श्रौ० २२३।२२] आप» श्रौ० 
र२४२५। 


द्ध्र मीमांसा-दर्शन 


लिखा है। तनिक सोचिए, ऐसी गायों में रक्त होगा कहाँ ? इन कुकर्मों से कौन- 
सा स्वर्भ प्राप्त होने की आशा की जा सकती है ? दक्षिणाकाल में काँटों से गायों 
को व्यथित करने का क्या अभिप्राय रहा होगा ? विचारणीय है। सम्भव है, 
ऐसी गायें सुविधा से अन्यत्र जाने में अनिच्छा प्रकट करती हैं, तब उन्हें काँटे की 
तरह तोखी, पैती आर आदि चुभोकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना हो । यह 
कितना कर कर्म है ! इसको धर्म का रूप कौन दे सकता है ? 

ऐसा प्रतीत होता है, अभिचार-कृत्यों के ये विवरण उन्हें हेयपक्ष में डालने 
के लिए अधिक प्रेरित करते हैं। यूप पर चढ़े इन कृत्यों के यजमान को ऊषर की 
मिट्टी से भरे दोनों से मारता, उसकी हेयता को प्रकट करने के सुपुष्ट प्रमाण हैं। 
जहाँ तक हो सके इन कुकृत्यों से साधारणजन दूर रहें, यही भावना प्रथम लिखने- 
वालों की रही होगी । इन आभिचारिक कृत्यों में उपादेयता का अंशमात्र भी 
कोई सुबुद्ध व्यक्ति नहीं सोच सकता। जैसे ऊषर की मिट्टी किसी प्रकार के 
अंकुरजनन आदि में अणुमात्र भी उपयोगी नहीं होती, और जैसे बरगद के डोडे 
क्षुघा आदि की निवृत्ति में स्वेथा अनुपयोगी हैं, चारों ओर से आभिचारिक 
यजमान को घे रकर इन वस्तुओं को उसके ऊपर फेंक मारने का क्या यही अभि- 
प्राय न होगा कि जैसे ये वस्तुएँ सर्वेथा निस्सार-निष्प्रयोजन हैं ऐसा ही तुम्हारा 
यह कर्म है ? इसमें कम के हेय होने की भावना स्पष्ट झलक रही है । सूत्रकार ने 
इनको श्रौत शुभ कर्मों की परिधि से बाहर निकाल दिया है ॥५१॥ (इति इ्येन- 
वाजपेययो रनेककतुंकताधिक रणम्‌--२३ ) । 


इति जेसिनीयमीमांसादर्शनस्योदयवो रज्षास्त्रिविरचिते 
विद्योदयभाष्ये तृतीयाध्यायस्य सप्तमः पादः। 


तृतीयाध्याये अष्टम: पाद: 


(क्रयस्य स्वामिकर्मताधिकरणम्‌--१) 


वैदिक वाक्य है--'स्वर्ग का मो ज्योतिष्टोमेन यजेत' सुखविशेष की कामना- 
वाला व्यक्ति ज्योतिष्टोम नामक याग से यजन करे। यजन करनेवाला व्यक्ति 
यजमान कहाता है। ज्योतिष्टोम आदि याग क्रियाबहुल तथा बहुदिन-साध्य 
होते हैं। उन्हें सम्पन्न करना अकेले व्यक्ति के लिए शक्य नहीं होता। इसलिए 
यागकर्त्ता यजमान नियत पारिश्रमिक देकर उपयुक्त व्यक्तियों को यागानुष्ठान 
की सुविधा के लिए अपने अनुकूल बनाता है। ये व्यक्ति ऋत्विक्‌ कहाते हैं। भूति 
अथवा पारिश्रमिक रूप में जो नियत द्रव्य इन व्यक्तियों को दिया जाता है, उतका 
नाम “परिक्रया' है। इसका निश्चय यज्ञानुष्ठान के प्रारम्भ में हो जाता है; यज्ञ 
सम्पन्न हो जाने पर दक्षिणा-रूप में वह दिया जाता है, ऐसी प्रथा है। यह द्रव्य 
गाय आदि पश्नु, सोनां आदि घातु, वस्त्र एवं सिक्का आदि के रूप में होता है। 
किस याग में कितना परिक्रय होना चाहिए ? इसका उल्लेख यद्यपि आचार्यों ने 
किया है, पर इसमें यजमान और ऋत्विजों के आपसी समभोते के अनुसार न्यूना- 
घिकता होती रहती है। 

ज्योतिष्टोम प्रसंग में वाक्य हैं--“ऋत्विजों वुणीते! अथवा “ऋत्विज: परि- 
क्रीणाति' ऋत्विजों का वरण करता है, अथवा ऋत्विजों का परिक्रय करता है। 
इसमें सन्देह है--क्या यजमान ऋत्विजों का वरण एवं परिक्रय करता है ? अथवा 
ऋत्विक्‌ स्वयं अपना वरण करते हैं ? यह स्थित्ति दोनों प्रकार की है। ऋत्विजों 
की संख्या १६ होती है । यागानुसार इनमें न्‍्यूनता होती रहती है। ज्योतिष्टोम 
में पूरे सोलह, पर दर्श-पूर्णणास में चार ही ऋत्विक्‌ रहते हैं॥ वरण की व्यवस्था 
इस प्रकार है कि प्रथम यजमान मुरुय चार ऋत्विजों का वरण करता है--अध्वर्यु, 
होता, उद््‌गाता, ब्रह्मा । यजमान परिक्रयरूप नियत द्रव्य देने का निर्णय कर इन्हें 
नियुक्त करता है। इनके लिए द्रव्य का व्यय यजमान करता है। ये चारों ऋत्विक्‌ 
अपने तीन-तोन सहयोगी ऋ्दिजों का स्वयं वरण व परिक्रय करते हैं। ये अपने 


द्््ड मीमांसा-दर्शन 


सहयोगियों को अपने पारिश्रमिक में से निर्णीत अंश देकर सहयोग के लिए नियुक्त 
करते हैं । 
आचार्य सूत्रकार ते पहली नियुक्ति के विषय में प्रथम सूत्र द्वारा बताया-- 


स्वासिकार्य परिक्रयः कर्मणस्तदर्थेत्वात्‌ ॥१॥॥ 


[परिक्रय: ] परिक्रय --ऋत्विजों का वरण करना | स्वामिकायंस्‌ ] स्वामी +- 
यजमान का कार है, [कर्मण:] यागानुष्ठानरूप कर्म के [तदथैत्वात्‌] उस 
स्वामी +-यजमान के लिए होने के. कारण । 

थजमान अपने लिए याग करता है; उसके फल का भोक्ता वही होता है। 
वह सुविधापूर्वक निविष्न सम्पन्त हो, इसके लिए घन व्यय करता है। इस कारण 
उसका अधिकार है कि याग की सम्पस्नता के लिए उपयुक्त ऋत्विजों का परिक्रय 
करें। ऋत्विजों के लिए सन्‍्तोषप्रद देवधन का निर्णय कर उनकी नियुक्त कर 
लेता है। परिक्रय का परिमाण क्योंकि यागानुसार होता है, इसलिए दर्श-पूर्ण मास 
में नियुकत चार ऋत्विजों की दक्षिणा केवल उनको भरपेठ ओदन खिला देना 
मानी गई थी । अपने रूप में आज भी ऐसा होता है | इस दक्षिणा का नाम 'अन्वा- 
हाय है। अनु -- यज्ञानुष्ठान के अनन्तर भरपेट आहार जिमा देने के कारण इसका 
उक्त नाम है। इससे ज्ञात होता है, विभिन्‍न यागों में उतके क्रियाकलाप के अनुसार 
यागारस्भ से पूर्व दक्षिणारूप में देय द्रब्यराशि का परिमाण नियत कर लिया 
जाता था । इस प्रकार मुख्य चार ऋत्विजों का वरण यजमान करता है ॥१॥॥ 

मुख्य चार ऋत्विजू अपने-अपने तीन सहयोगियों का वरण स्वयं करते हैं। 
इस अथे को आचार्य सूत्रकार ने बताया-- 

बचनादितरेषां स्थात्‌ ॥२॥ 

[इतरेषाम्‌ | इतर- अन्य सहयोगी ऋत्विजों का वरण [वचनात्‌ ] मुख्य 
ऋत्विजों के कथनानुसार [स्यात्‌ | होता है। 

मुख्य ऋत्विक्‌ अपने सहयोगी ऋत्तविजों का वरण स्वयं करते हैं, तथा दक्षिणा- 
रूप में प्राप्य अपने धन का निर्धारित अंश उन्हें देते हैं। इन सभी ऋष्विजों द्वारा 
यागानुष्ठान में किया जानेवाला कार्यकलाप यजमान का किया ही समझा जाता 
है। क्योंकि परिक्रयरूप में दिया गया सगस्त धन मूलझूप में बजमान हारा ही 
व्यय किया गया है, तथा वही उस कर्म के फल का भोकता होता है, इसलिए 
सभी परिक्रय स्वामी का माना गया है । 

व्यवस्था की दृष्टि से यह सर्वेधा उपयुक्त है कि चार मुख्य ऋत्विज्‌ अपने 
सहयोगियों का परिक्रय अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं करें । यागानुष्ठान के अव- 
सर पर यागसम्बन्धी निर्धारित कार्य को सम्पन्न करने के लिए कौन व्यक्ति 


अथ तृतीयाध्याये अष्टम: पाद: ६६५ 


योग्य है ? इसका निर्णय मुख्य ऋत्विज ही अपने-अपने कार्य के अनुसार कर 
सकते हैं। यदि सहयोगियों का परिक्रय भी स्वयं यजमान करता है, तो अनुष्ठान 
के अवसर मुख्य ऋत्विज्‌ द्वारा सहयोगी की अज्ञता का प्रदव उठ सकता है। इससे 
यज्ञानुष्ठान में बाधा की सम्भावना बनी रहती है। मुख्य ऋत्विजों द्वारा अपने- 
अपने सहयोगी के परित्रय में ऐसे बाधक अवसर उभरने की कोई आशंका नहीं 
रहती ॥२।। (इति क्रयस्थ स्वामिकमंताईघिकरणम्‌--१) । 


(वपनादिसंस्काराणां याजमानताउधिकरणम्‌--२) 

ज्योतिष्टोम प्रसंग में कतिपय वाक्य पठित हैं---'केशब्मश्रु वपते, दतो धावते, 
नखानि निकन्तते, स्ताति! आदि-'सिर के बाल दाढ़ी-मूंछ मूँडवाता है, दाँतों को 
घोता है, नखों को काटता है, स्तान करता है ।” इनके विषय में सन्देह होता है-- 
क्या ये काये अध्वर्यु आदि को करने चाहिएँ ? अथवा यजमान को ? भ्रत्तीत होता 
है, ये कार्य पुरुष द्वारा किये जाते हैं। जिस वेद में इनका निर्देश है, और उस वेद 
से जिस पुरुष का सम्बन्ध है, उसी को ये कार्ये करने चाहिए। 

इस अर्थ को आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में प्रस्तुत किया-- 


संस्कारास्तु पुरुषसामथ्यें यथावेदं कर्मवद्‌ 

व्यवतिष्ठेरन्‌ ॥३॥ 

[संस्कारा:] केशइमश्रु के वपन आदि संस्कार [तु] तो [पुरुषसामथ्यें 
कर्म करनेवाले पुरुष के सामथ्यं में सम्बद्ध होते हैं। तात्पर्य है-कर्म करने के लिए 
पुरुष को समर्थ बनाने में ये संस्कार प्रेरक व निमित्त होते हैं । इस प्रकार [ यथा- 
वेदम्‌ ] जो संस्कार जिस बेद में पठित हैं, उस वेद से कार्य करनेवाले अथवा उससे 
सम्बद्ध ऋत्विक्‌ में [कर्मवत्‌ ] अपने वेद से सम्बद्ध कर्मों के समान [ब्यवतिष्ठे- 
रन्‌] व्यवस्थित होने चाहिएँ । 

स्तोत्र-शस्त्र आदि कर्म सामवेद में पठित हैं, उससे सम्बद्ध ऋत्विक्‌ उद्गाता 
है। इसलिए उद्गाता द्वारा स्तोत्र-शस्त्र आदि कर्म किये जाते की व्यवस्था है। 
इसी प्रकार केशइमश्रु-वपन आदि संस्कार आध्वयंव वेद में पठित हैं, इसलिए उस 
बेद से सम्बद्ध अध्वर्यू ऋत्विक्‌ उक्त कर्मों को करे, यह व्यवस्थित होता है। 
समार्या --नाम के आधार पर यह व्यवस्था की जाती है। ये आघध्ययंव कर हैं; 
अध्वर्यु द्वारा किये जाने चाहिएँ ॥३॥ 

आवचाय॑ सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-- 


१. इन वाक्यों के लिए द्रष्टव्य-तै० सं० ६।१॥१२॥ आपस्तम्ब श्रौ० 
40९६९. || 


६६६ मीमांसा-दर्शन 


याजमानास्तु तत्परधानत्वात्‌ कर्मवत्‌ ड़ 


> [तु] 'ठु! पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का च्योतक है। तात्यये है--समाख्या के 
आधार पर केश-वपन आदि संस्कार अध्वर्यू को करने चाहिएँ,-ये यह कथन युक्त 
नहीं। [याजमानाः ] उक्त संस्कार यजमान-सम्बन्धी हैं, [ तत्म्रधानत्वात्‌ | यजमान 
के प्रधान होने से, [कर्मंबत्‌ ] बाग आदि कर्मो के समान । 

याग अग्तिहोत्र आदे कर्मों के अनुष्ठान में जैसे यजमान की प्रधानता रहतो 
है, वे यजमान से सम्बद्ध जाने जाते हैं, ऐसे ही केशइमश्रु-अपन आदि संस्कार 
भी यजमान से सम्बद्ध हैं । यजमान पुरुष का प्राधान्‍्य कैसे है ? यह तथ्य “बपते, 
धावते, निकृन्तते” आदि कियापदों में आत्मनेपद के प्रयोग से जाना जाता है । जब 
क्रियाफल कतृंगामी होता है, उसी दशा में आत्मनेषद का प्रयोग किया जाता 
है । केश-वपन आदि याग के अज्ज हैं। याग का कर्त्ता यजमान है। उनके फल से 
यजमान प्रभावित होता है। वपन आदि संस्कारों से वह यागानुष्ठान के लिए 
योग्य बनता है। अध्यर्यू आदि ऋत्विजों का परिक्रम मजमान इस भावना से 
नहीं करता कि यागानुष्ठान का फल उन ऋत्विजों को मिले। इसलिए जिस कर्म 
से जिसकी समर्थता व योग्यता उत्पन्न होती है, उसी को वह कर्म करना चाहिए। 
जैसे प्रधान कर्म यजमान पुरुष के लिए होते हैं, बसे ही केश-वपन आदि अज्ु-कर्म 
भी यजमान पुरुष के होने चाहिएँ। 

इस विषय में विचारणीय है कि आत्मनेषद के रूप में केवल व्याकरण पर 
आश्चित हेतु कोई अदूट हेतु नहीं है । पुर्वोक्त वाक्‍्यों में ही अन्तिम 'स्नाति' क्रिया 
परस्म॑पदी है । इसमें क्रिया-स्तान का फल शान्ति-शीतलत्ता-देहशुद्धि आदि स्पष्ट 
कर्तुगामी है, पर क्रियापद आत्मनेपदी नहीं है। अनेक धातु उभयपदी हैं। इसलिए 
आत्मनेपदी क्रिया का फल ही कतृंगामी होता है, ऐसी नियत व्यवस्था वतंमान 
संस्क्रृत वाहमय में दृष्टिगोचर नहीं है । फलत: सूत्र का आद्यय इतना ही समझना 
अभीष्ट है कि वपन, धावन, निकृल्तन, स्नान आदि क्रियाओं के फल से केवल 
यजमान प्रभावित होता है। प्रधान याग के अनुष्ठान के लिए ये संस्कार उसे कर्त्ता 
के रूप में योग्य बनाते हैं । अतः उसी के ये संस्कार हैं; अन्य अध्वययुं आदि किसी 
के नहीं ॥४॥। 

इसी अर्थ की पुष्टि में सूत्रकार ते अन्य हेतु प्रस्तुत किया -- 


व्यपदेशाचच ॥५॥ 


[व्यपदेशात्‌ ] व्यणदेश -- अन्य स्पष्ट कथन से [च] भी जाना जाता है कि 
केश-बपन, नख-निकृन्तन आदि संस्कार यजमान के किये जाते हैं । 
इस प्रसंग के झतपथ ब्राह्मण [ ३।१।३।६ | में पाठ है-'तमम्यनक्ति'-तम्‌ -- 


अथ तृतीयाध्याये अष्टम: पाद: द्च्द्छ 


उस यजमान को अध्वर्यू बवनीत से अभ्यज्जन,(--उबटन) करता है। इसके 
आगे [३॥१३।११ में] कहा--“अथाक्ष्याटानक्ति'---उसके अनन्तर आँखों को 
सुरमा से आँजता है। इस सुरमा या अठजन को वहाँ 'त्रैककुद' कहा है-'त्रिककुद्‌' 
नामक पव॑त के पत्थर से बना हुआ सुरमा। सुरमा या अज्जन पत्थर से बनाया 
जाता है। यहाँ 'तम्‌” इस कर्मवाचक “तत्‌' सर्वनाम से “बजमान” कहा गया है। 
अध्वयुं ऋत्विक्‌ यजमान की देह को नवनीत से मर्दत करता है, तथा उसकी आंखों 
में अच्जन लगाता है। यहाँ स्पष्ट ही अभ्यञज्जन (55 उबटन) और अज्जन 
यजमान का संस्कार कहा गया है। इसी के समान साथी पूर्वोक्त केशवपन, नख- 
निकुन्तन आदि संस्कार हैं। वे भी यजमान के हो सकते हैं; अन्य किसी के 
नहीं ॥५॥ 
आध्वयंव नाम-निर्देश के विषय में सूत॒कार ने बताया-- 


गुणत्वे तस्य निर्देश: ॥६॥ 

[तह्य] उस 'आध्वर्यंव” समाख्यान >> नाम का [ निर्देश: ] निर्देशन कथन 
[गुणत्वे ] क्रिया के गुण होने में अर्थात्‌ अज्भभूत कर्मों में समझ्जस जानना 
चाहिए! 

प्रथम जो यह कहा है कि 'आष्वयंव” आदि नाम-कथन से यथावेद कतुंत्व 
होगा, ऐसा कथत युक्‍त नहीं है, क्योंकि अध्वर्यू आदि के कत्‌त्व का सामडजस्थ 
गुणभूत कर्मों में है। प्रधान कम में कतृत्व केवल यजमान का रहता है । अध्वर्यूं 
यजमान-देह का उबटन करता है, या आँखों को आँजता है, ये सब संस्कार प्रधान 
कर्म के अज्भ भूत हैं। आँजना या उबटना क्रिया को करनेवाला अध्वर्यू है। केश- 
बपन आदि क्रियाओं को करनेवाला अन्य व्यक्ति ही होता है। क्रियाओं का विषय 
यजमान है। वे क्रियाएँ उसपर आयोजित हो रही हैं-केश उसके कट रहे हैं, स्नान 
बहू कर रहा है, आँखें उसकी आँजी जा रही हैं। इनके करनेवाले अन्य हैं। ये सब 
क्रियाएँ प्रधान कर्म के अज्भ भूत हैं। संस्काररूण ये सब क्रियाएँ यजमान में होती 
हैं। उनका आधार यजमान है। इसी रूप में---अन्य द्वारा की जानेवाली क्रियाओं 
मैं भी वह मुख्यकर्त्ता रहता है । अध्वर्य्‌ आदि अन्य व्यक्तियों का कतुंत्व प्रधान कर्म 
का अज्भु भूत है। उसका कथन इसी रूप में समञ्जस है । फलत: केश-वपन आदि 
संस्कार यजमान के हैं, यह्‌ निश्चित होता है ॥६॥। 

इसी अथे की पुष्टि में सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया--- 


चोदनां प्रति भावाच्च ॥७॥॥ 


केशा-वपन आदि संस्कारों के [चोदनाम्‌ ] चोदना -अपूर्वोत्पत्ति के [अ्रति ] 
लिए [भावात्‌ ] होने से [च] भी जाना जाता है कि केश-वपन आदि संस्कार 


धर मीमासा-दर्शन 


बजमान-सम्बन्धी हैं । 
यजमान अपने लिए अपूर्व -- धमम विज्षेष की उत्पत्ति की भावना से ज्योतिष्टोम 

आदि याग का अनुष्ठान करता है। केश-वपन आदि संस्कार उस प्रधान कर्म के 
अद्भभूत कर्म हैं। अधूर्वोत्पत्ति में वे प्रयोजक होते हैं। वह अपूर्व क्‍योंकि यजमान 
के लिए है, इसलिए वे संस्कार यजमान के ही सम्भव हैं | अध्वर्यू आदि ऋत्विक्‌ 
यजमान के लिए यज्ञसम्पादन में साधनमात्र हैं। यागसम्पादना्थ उनका संस्कार 
अनपेक्षित है। थदि वे स्वयं वपन आदि संस्कार करें, तो उरासे याग का न कुछ 
बनता है, न बिगड़ता है। यदि याग का अनुष्ठाता यजमान वपन आदि संस्कार 
न करे, तो याग विकृृत हो जायगा, अपूर्वोत्पादन में असमर्थ होगा । इसलिए केश- 
वपन आदि संस्कार यजमान से सम्बद्ध हैं, यह निश्चित है ॥७॥ 

| शिष्य जिज्ञासा करता है--यजमान और ऋत्विक्‌ सब मिलकर समान रूप 
से यागानृष्ठान करते हैं। दोनों की समानता में यजम्रान के वपन आदि संस्कार 
हों, ऋत्विजों के न हों ऐसा क्‍यों ? आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया-- 


अतुल्यत्वादसमानविधाना: स्युः ॥८॥ 


[अतुल्वत्वात्‌ | पजमात और ऋत्तिजों के परस्पर तुल्य -+ समान त होने से 
बपन आदि संस्कार [असमानविधाना:] यजमान और ऋत्बिक्‌ दोनों के लिए 
समान रूप से विहित नहीं [ स्युः] हैं । 

यजमान याग का अनुष्ठाता होने से स्वामी है । वह धेन व्यय करके ऋत्विजों 
का परिक्रय करता है, अपने यागानुष्ठान-रूप कर्म को सुचारु रूप से संचालित करने 
के लिए। इस प्रकार यागानुष्ठान-हूप काये में यजमान और ऋत्तविक्‌ दोनों की 
उपस्थिति समान नहीं है। यजमान याग का कर्त्ता है, ऋत्विक्‌ साधनमात्र हैं। याग 
का फल कर्त्ता को मिलता है; याग की परिनिष्ठा के लिए विहित वपन आदि 
संस्कार कर्त्ता के सम्भव हैं; तमी वह याग के फल का अधिकारी हो सकता है। 
ऋत्बिजों को उस फल से कोई सरोकार नहीं । वे तो केवल अपने नियत पारि- 
श्रमिक द्रव्य के अधिकारी हैं। उनके लिए वपन आदि सस्कारों का विधान नहीं 
है। फलतः यागानुष्ठान में यजमात और ऋत्विजों की उपस्थिति समान नहीं 
है ॥८॥ (इति वषनादिसंस्काराणां याजमानताधिकरणम्‌- २) । 


(तप्सो याजमानताधिकरणम्‌--३) 


ज्योतिष्टोम में तप सुना जाता है--'इ्चहं नाइमाति, त्यहं वाइनाति'--दो 
दिन नहीं खाता, तीन दिन नहीं खाता । यहाँ सन्देह है--क्या यह अनशन ब्रतरूप 
तप यजमानसम्बन्धी है ? अथवा ऋत्वजों से सम्बद्ध है ? प्रतीत होता है, तप 
ऋत्बिजों का होना चाहिए, क्‍योंकि तप का विधान अजुर्वेद में है और उसका 


अंथ तृतीयाध्यायै अष्टम: पाद: ६६६ 


अध्वर्यू से सम्बन्ध है । 
ऐसा प्राप्त होते पर सृत्रकार ने बताथा-- 


तपश्च फलसिद्धित्वाल्लोकबत्‌ ॥६॥७ 


[तपः] देह का ज्ञोषण करतेवाला अनशनरूप लप [जज] भी सजसान- 
सम्बन्धी है, [फलसिद्धित्वात्‌ू] फल की सिद्धि करनेवाला होने के कारण, 
[लोकवत्‌ ] लोकव्यवहार के समान । 

लोकव्यवहार में देखते हैं, मलिन दर्पण आदि को उपयुक्त द्रव्य से रगड़- 
विसकर--मुखादि अज्ञों को देखने के लिए---शुद्ध-स्वच्छ कार्यक्षम बनाया जाता 
है। आलस्य पुरुष की मलिनता है, जो अन्न आदि के अधिक व निरन्तर प्रयोग 
से उत्पन्न होती है। ऐसी दशा में प्रत्येक पुरुष अपने निर्धारित कार्ये को सम्पन्न 
करने में सतर्क नहीं रह पाता। ज्योतिष्टोम जैसे पवित्र एवं महान्‌ कर्म को 
लिविध्य सम्पन्त करने के लिए यज्ञकर्ता को आलस्यहीन व सक्रिय रहना 
मावद्यक है। इसलिए यथापेक्षित दो या तीत दिन अन्न का उपयोग न कर दुग्ध 
आदि हल्के सुपाच्य आहार को लेकर यजम्तान का सक्रिय-सक्षम बना रहना 
उपयुक्त है। उसके उजागर रहने पर ऋ्विक्‌ स्वतः कार्यसंलग्त बने रहते हैं। 
इसलिए अनशन-ब्रतरूप तप यजमान-सम्बन्धी जानना चाहिए। याग की 
लिविध्न सम्पन्नता, यागजन्य फल की सिद्धि यजमात के लिए ही करती है। जतः 
तप उसी के लिए है ॥।६॥ 

इसी अर्थ को सूत्रकार ने प्रकारान्‍्तर से पुष्ट किया-- 


याक्यशेषश्च तद्वत्‌ ॥१०॥ 


[वाक्यदेष:] अनशनविधि का वाक्यशैष [च] भी [ तद्बत्‌ ] जैसे तप 
यजमानसम्बन्धी हो वैसे बताता है । 

तप यजमानसम्बन्धी है, यह तथ्य अनशनविधि के वाक्यशेष से भी जाना 
जाता है। वाक्यशेष है--'यदा वे पुरुषे न किज्चानान्तमंवति, यदास्य कृष्णं 
चक्षुषोनेश्यति, अथ मेघ्यो भवति' निश्चित ही जब पुरुष में नितान्त भी पाप की 
मात्रा नहीं रहती, और आँखों में पाप की कालिसा नष्ट हो जाती है, तब पुरुष 
मेध्य होता है। मेघ का अर्थ यज्ञ-याग है, मेघ का अर्थ पवित्र है । अनशन द्वारा जो 
कष्ट या दु:ख का अनुभव होता है, वह दुःख-मोग द्वारा पाप का नष्ट होना 
है। उससे पवित्रात्मा होकर पुरुष यागानुष्ठात के लिए उपयुक्त एवं योग्य हो 
जाता है। चल्षुओं में पाप की मलिनता के नष्ट होने का तात्पये है, पाप-अ्रवृत्ति 
की और भावना का भी कभी न उभरना । आँख ही सबसे पहले पाप की ओर 


दरछ० मीमांसा-दर्शन 


प्रवृत्ति को उभारती है। वह मलिनता आँखों में न रहे, तो आन्तरिक भावना पाप 
की ओर कभी पग न बढ़ाबेगी । 'कृश' होना भी पाप की दुर्बलता को लक्षित 
करता है। 

सूत्रकारों ने जो इस वाक्यशेष सन्दर्भ के अर्थ किये हैं कि आँख को क्ष्ण- 
तारा का दिखाई न देना, अर्थात्‌ अनशन के फलस्वरूप आँखों का अन्दर घेंस 
जाना; तथा 'कृश' का अर्थ---शरीर का इतना दुबंल हो जाना कि चमडा हड्डियों 
से जाकर चिपट जाय । ऐसा अर्थ युक्त प्रतीत नहीं होता । ऐसा व्यक्ति यज्ञानु- 
छठान करने में समर्थ कैसे रह सकता है ? अनशन का तात्पय॑ इतना ही ज्ञात होता 
है कि पाप की ओर प्रवृत्ति से सवंथा विरत रहा जाय । 

दाक्यशेष में अनशनकर्त्ता पुरुष को भेध्य अर्थात्‌ यज्ञ करने के योग्य बनना 
बताया है। यज्ञानुष्ठान की दीक्षा यज़मान ने ली है। इसलिए वाक्यशेष द्वारा 
तप का सम्बन्ध यजमान के साथ होना द्योतित होता है ॥१०॥॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--क्या यह नियत व्यवस्था है किसवंत्र यागानुष्ठान 
में यजमान ही तप करे ? आचार्य सूत्॒कार ने समाधात किया-- 


बचनादितरेषां स्थात्‌ ॥११॥ 


[वबचनात्‌] वचत-सामर्थ्य से [इतरेषाम्‌ ] अन्य ऋत्विजों का भी तप 
[स्थात्‌ ] होता है। 

जिस किसी प्रसंग में ऋत्विजों के अलशन आदि के विषय में वचन उपलब्ध 
होता है, वहाँ उनका भी तप जानना चाहिए। जैसे --'राक्रि सत्रे सर्वे ऋत्विज 
उपवसन्ति'-रात्रि सत्र में सब ऋत्विजू उपवास करते हैं। भाष्यकार शबर स्वामी 
ने यह बावय भाष्य में उद्धृत किया है, पर इसके मूलग्रन्थ और प्रसंग का कुछ पता 
नहीं है ॥ १ १॥। 

जिस वेद में तप का निर्देश है, उसी से सम्बद्ध ऋत्विक्‌ तप करे | तप यजुर्वेद 
मं निदिष्ट है; वह आध्वर्यज --अध्वर्यू से सम्बद्ध वेद कहा जाता है, इसलिए 
समाख्या के अनुसार केवल अध्वर्य ऋत्विक्‌ को तप करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था 
नहीं है। यूत्रकार ने इसी अर्थ को बताया--- 

गुणत्वाच्च वेदेन न व्यवस्था स्थात्‌ ॥१२॥ 

[ग्ुणत्वात्‌ | तपादि कर्म के गुणभूत होते से [च] भी [वेदेन ] वेद से -- 
आध्वर्यव वेद में तप के पठित होने से--ऋत्विजों में केवल अध्वर्य ऋत्विक्‌ 
तप करे, ऐसी [व्यवस्था ] व्यवस्था [न] नहीं [स्यात्‌ ] है। 


आध्वयेव समारूया के आधार पर ऋत्विक्‌-सम्बन्धी तप कहना युक्त नहीं है । 
समाख्या से प्रधान का ही प्रहण किया जाता हैं| तप गुण भूत कर्म है; समाख्या से 


अथ तृतीयाध्याये अष्टम: पाद: ६७१ 


यह गृहीत नहीं होता । इसलिए जहाँ ऋत्विजों के लिए तप का निर्देश है, वह 
सामान्य रूप से सभी ऋत्विजों का कत्तंव्य होगा ॥ १२॥ (इति तपसो याजमान- 
ज्ाधिकरणम्‌--३) । 


(लोहितोष्णीषतादीनां सर्वत्विग्धमेताधिकरणम्‌--४) 


बारहवें सूत्र की व्याख्या भाष्यकार शबर स्वामी ने अतिरिक्त अधिकरण 
मानकर भी को है, जो इस ग्रकार है-- 

झ्येनयाग के प्रसंग में पाठ है--“'लोहितोष्णीषा लोहितवाससो निवीता 
ऋत्विज: प्रचरन्ति/ [पड्विश ब्रा० ३।८]--लाल पगड़ीवाले, लाल कपड़ेवाले 
ऋत्विक्‌ कर्म कर रहे हैं। तथा वाजपेय याग में पाठ है---हिंरण्यम।लिन ऋत्विज: 
सुल्येष्हनि प्रचरन्ति' [आप० श्रौ० १४२।११]--खुवर्ण को मालावाले ऋत्विक्‌ 
सोमयाग के दिन कर्म करते हैं । 

इनमें सन्देह है-क्या द्येनयाग में उदगाताओं को लाल पगड़ी व वस्त्र धारण 
करने चाहिएँ ? तथा वाजपेय में अध्वर्यू और उसके सहयोगियों को सुवर्ण माला 
घारण करनी चाहिए ? अथवा दोनों घर सब ऋत्विजों के माने जाने चाहिए ? 
प्रतीत होता है, लाल पगड़ी व वस्त्र-धारण केवल उद्‌गाताओं का धर्म हो; क्योंकि 
इयेनयाग की उत्पत्ति सामवेद में है। उसकी ओदगात्र संज्ञा होने के कारण समाख्या 
के आधार पर उद्गाताओं को ही लाल पड़ी व वस्त्र घारण करने चाहिएं। इसी 
प्रकार वाजपेय याग की उत्पत्ति यजुर्वेद में है। उसकी आध्वयंव संज्ञा होने के 
कारण अध्वर्यू ऋत्विजों को ही सुवर्ण की माला धारण करनी चाहिए। 

ऐसा प्राप्त होने पर आचार्य सूत्रकार ने सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत किया-- 


गुणत्वाच्च बेदेन न व्यवस्था स्थात्‌ ॥१२॥ 


लाल पगड़ी ब कपड़े पहनना, सुवर्ण की माला धारण करना, इन दोनों धर्मो 
के [ग्रुणत्वात्‌ ] गुणभूत होने से [च] भी [वेदेन | औद्गात्र और आधघ्वयंव वेद 
समाख्या से [व्यवस्था] घ॒र्मों का नियमन [न] नहीं [स्थात्‌] होता। 

लोहिंतोष्णीषता (लाल पगड़ी पहने हुए होता) और हिरण्यमालिता (सुवर्ण 
माला धारण किये हुए होना ) दोनों गुणभूत धर्म हैं। ये घारण करनेवाले पुरुष के 
विशेषणरूप में कहे गये हैं; कत्तंव्यता के रूप में नहीं कहे गये । इससे पुरुष का 
प्राधान्य स्पष्ट है। समाख्या इसमें संकोच--नियमन नहीं कर सकती | इससे यही 
परिणाम सामने आता है कि ऋत्विक्‌ पुरुषों को इन धर्मोवाला होना चाहिए। 
फलत: इन धर्मों का सम्बन्ध सभी ऋत्विजों के साथ है ॥ श्येनयाग में सब लाल 
पगड़ी व लाल बस्त्र धारण करें| वाजपेय में सब ऋत्विजों को सुबर्ण की माला 


६७२ मीमांसा-दर्शन 


घारण करनी चाहिए ॥१२॥ (इति लोहितोष्णीषतादीनां सर्वेत्विग्धर्मताधि- 
करणम्‌-४) । 


(वृष्टिकामनाया याजमानताधिकरणम्‌--५) 

ज्योतिष्डोम प्रसंग में पाठ है--'यदि कामयेत वर्षेत्‌ पर्जन्य इति नीचे: सदो 
मिनुयात्‌' [मैत्रा० सं० ३८।६]--सदि कामना करे कि पर्जन्य बरसे, तो सदः- 
मण्ठप का नीचे मान करे। न बरसने की कामना में मान ऊँचा करे। बरसने के 
अवसर पर पर्जत्य नीचा रहता है; न बरसने पर ऊँचा रहता है। गूलर की 
लकड़ी का थूण माड़कर उसपर सदोसण्डप की छान टिकाई जाती है। छान का 
ऊँचा-तीचा होता पर्जन्य को स्थिति को अभिव्यक्त करता है । छान की ऊँचाई- 
नीचाई रखने में यह भावना भी प्रतोत होती है कि पर्जेन्य बरसने की स्थिति में 
छात्र कुछ नीची रहे, तो इधर-उधर से बाछड़ आने की सम्भावना नहीं रहती । 
पर्जन्य न बरसने पर बाछड़ का भय नहीं; छान का मान ऊंचा रक्‍ज़ा जा सकता 
है। 

इसमें सन्देह है--यह्‌ पर्जन्य बरसने या न बरसने की कामना क्या ऋत्विक्‌- 
सम्बन्धी है? अथवा यजमान-सम्बन्धी है? तात्पयं हैं, यह कामना कौन करे ? 
यजमात अथवा ऋत्विक्‌ ? आध्वयंत्र वेद में पठित होने से यह कामना ऋत्विक्‌ 
अध्वर्यू की सम्भव है। 'मिनुयात्‌'--'सान करे' का सीधा सम्बन्ध अध्वर्यु के 
साथ है। 

ऐसा प्राप्त होने पर सूत्रकार ने सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया-- 


तथा कामो<5थेंसंयोगात्‌ ॥१३॥ 


[तथा काम: ] काम: कामना तथा>-बैसे ही है जैसे तप । तात्पयें है--- 
तप के समान कामना भी यजमान से सम्बद्ध है, [अर्थसंयोगात्‌| अद्भुसहित 
याग के अर्थ -- फल का यजमान से सम्बन्ध होने के कारण । 

'ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामी यजेत'--स्वर्ग-सुख की कामनावाला ज्योतिष्टोम 
याग से यजन करे” वाक्य के अनुसार कामना का सीधा सम्बन्ध यजनान से है। 
ज्योतिष्ठोम में जितने अज्ञ-कर्म हैं, स्वभावतः उनका सम्बन्ध भी यजमान से 
होगा। सदोमण्डप की छान का मान समाख्या के आधार पर अध्वर्यू करता है। 
नपिनुयात्‌' क्रियापद की एकवाक्यता अध्वर्यू, के साथ है। क्रियापद में परस्मेपद 
का प्रयोग यह प्रकट करता है कि वह मान अध्वर्यू के अपने लिए नहीं है। बह्‌ 
परा्थे---यजमान की कामना के अनुरूप सदोमण्डप के आवरण का मान करता 
है। इसलिए मूल कामना यजमान से सम्बद्ध है, क्योंकि अज्भसहित ज्योतिष्टोम- 
याग के फल कग भोक्ता यजमान है । परिक्रीत अध्वर्यु आदि ऋत्विक्‌ याग-सम्बन्धी 


अथ तुतीयाघ्याये अष्टम: पाद: ६७३ 


सब कार्य यजमान की कामना के अनुसार ही करते हैं।॥। १३॥ 

शिष्य जिज्ञासा करता है--क्या यह नियत व्यवस्था है. कि सर्वेत्र कामना 
यजमान से सम्बद्ध है ? आचार्य सूत्रकार ने बताया-- 

व्यपदेशादितरेषां स्थात्‌ ॥१४॥ 

[व्यपदेशात्‌ ] व्यपदेश -- शास्त्रीय कथन से [ इतरेषाम्‌ ] अन्यों -- ऋत्विजों 
का भी कामना के साथ सम्बन्ध [स्थात्‌ ] होता है । 

जहाँ ऐसा श्ञास्त्रीय वचन उपलब्ध है, जिससे कामना का सम्बन्ध ऋत्विक्‌ 
के साथ ज्ञात होता है, वहाँ ऋत्विक्‌ की कामना का होना मान्य है। जैंसे वाक्य 
है-- 

'एवंविंद्‌ उद्गाता आत्मने वा यजमानाय वाय॑ काम कामयते तमागायत्ति'- 
ऐसा जानकार उद्‌गाता ऋत्विक्‌ अपने अथवा यजमान के लिए जिस काम की 
कामना करता है, उसको गाता है, सामगान के रूप में उसका कथन करता है।* 
यहाँ 'आत्मने” अर्थात्‌ 'अपने लिए! पद से उद्‌गाता की अपनी कामना का स्पष्ट 
निर्देश किया गया है। इसलिए जहाँ शास्त्रीय वचन यजमान से अतिरिक्त 
उद॒गाता आदि ऋत्विक्‌ को कामना का निर्देश करता है, वहाँ ऋत्विक्‌ की 
कामना मान्य जाननी चाहिए । 

यदिं 'आत्मने” का अथथें---इस भावना से कि कामना सर्वत्र यजमान की होनी 
चाहिए---'यजमान के लिए' कल्पना किया जाता है, तो वाक्य में 'यजमानाय' 
पद और *वा” पद निष्प्रयोजन हो जाते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 
“आत्मने' का अर्थ 'यजमान के लिए! क्‍यों कल्पना किया जाग्र जबकि 'यजमानाय' 
पद स्वयं उक्त वाक्य में पठित है ? 'वा' पद इनके भेद को स्पष्ट करता है। 
इसलिए वाक्य के अनुसार विशिष्ट स्थलों में उद्‌गाता की कामना” भी मान्य 


१३. 'एवंविंदू उद्गाता आत्मने वा” इत्यादि वचन श० ब्रा० १४४१ ३३, तथा 
साध्यन्दिनीय बृहू० उप० ११३३ के मधुविद्या प्रकरणगत प्राणोपासना में 
पठित है । इसका भाव यह है कि जो प्राणविद्‌ उद्गाता है, वह तीन पवमान 

( >>बहिष्पवमान, माध्यन्दिन पवमान, आम पवमान) स्तोत्रों में बजमान 
के लिए उद्गान के अनस्तर अवशिष्ट ६ स्तोत्र (--आज्य, पृष्ठच्, अग्नि- 
ब्टोम, उक्थ्य, षोडशी, रात्रि, सन्धि, आप्तोर्याम, वाजपेयसंज्ञक स्तोत्र) 
अपने लिए अन्नाद्य का आगान करे--आगान से अन्‍्नाद्य काम को सम्पादित 
करे । इस कारण, इस प्रकार प्राणविद्‌ उद्गाता अपने लिए वा यजमान के 
लिए जिसकी इच्छा करता है, उसको जागान से श्राप्त करता है। उपर्युक्त 
३ पंवमान स्तोत्र तथा अन्य आज्य आदि ६ स्तोत्र--१२ स्तोत्र सोमयाग 
की संस्थाओं में प्रयुक्त होते हैं। (यु० मी० ) 


ह्छ्४ड मीमांसा-दर्शन 
है ॥१४॥ (इति वृष्टिकोमताया याजमानताधिकरणम्‌--५) । 


(आयुर्दादिमन्त्राणां घाजमानताधिकरणम्‌--६) 


इस अधिकरण में “आयुर्दा अग्ने आयुर्मे देहि' इत्यादि मन्त्र विचारणीय हैं। 
हे अग्ने ! तुम आयु के देनेवाले हो, मुर्भे आयु दो। “वर्चोदा असि अस्ने वर्चो मे 
देहि' हे अग्ने ! तुम वर्चस्‌ के देनेवाले हो, मुझे वर्चेंस दो । इनमें सन्देह है-क्या ये 
मन्त्र यजमान-सम्बन्धी हैं? अथवा ऋत्विक्‌-सम्बन्धी हैं ? तात्पयं है--यह जआायु 
और वचेंस्‌ की कामना ऋत्विक्‌ करता है ? अथवा यजमान करता है ? आध्वयंव 
वेदपठित होने से ये मन्त्र समाख्या के आधार पर अध्वर्यू ऋत्विक-सम्बन्धी 
प्रतीत होते हैं। ऐसा प्राप्त होने पर सूत्र॒का र ने सन्देह का समाघान किया--- 


सन्त्राश्वाकर्मंकरणास्तद्वत्‌ ॥प्शा 


[अकमंकरणा: ] जिनसे आहुतिप्रक्षेप आदि कोई कर्म नहीं किया जाता, वे 
[मन्त्रा:] आयुर्दा ०, वर्चोदा० तेजोइसि आदि मन्त्र [च] भी [तद्बत्‌ | कामना के 
समान यजमान-सम्बन्धी ही जानने चाहिएँ । 

ये 'आयुर्दा' आदि मन्त्र आशीर्वेचनरूप हैं। ये अग्निहोत्र होम आदि कर्म के 
सम्पन्न होने पर प्रार्थनारूप में बोले जाते हैं। इन मन्‍्त्रों का उच्चारण यजमान 
अपने लिए करे, अथवा ऋत्विक्‌ करें ? यह सन्देह प्रकट किया। सूत्रकार का 
समाघान है--यज्ञ-सम्पादन' के लिए अग्नि का आधान बजमान करता है। उस 
अग्नि में--उच्चारणपूर्वक कतिपय मस्त्रों से--आज्य आदि द्रव्य की आहुति दी 
जाती है। इन मन्त्रों का कर्मानुष्ठान में विनियोग होने के कारण इन्हें 'विनियुक्त' 
मन्त्र कहा जाता है। सूत्र में इनको 'कर्मकरण' मन्त्र कहा है। कर्म सम्पन्त हो 
जाने पर कमें के फलस्वरूप जो आशज्ञीवंचनरूप में मन्त्र बोले जाते हैं, जिनसे कोई 
आहुति नहीं दी जाती, बे कम में विनियुकत नहीं हैं; सूत्र में उनको 'अकमंकरण' 
मन्त्र कहा है। इन मन्त्रों द्वारा अपने में विशेष गुणों के आधान की परमात्मा से 
प्रार्थना की जाती है । यज्ञ के अनन्तर यज्ञ के फलरूप में उसी व्यक्ति के द्वारा की 
जा सकती है, जिसने अग्ति का आधान कर कर्मानुष्ठान किया है। वह केवल 
यजमान है; ऋत्विक्‌ नहीं । ऋत्विक्‌ यजमान द्वारा परिक्रीत होते हैं। यज्ञ का 
फल उनको प्राप्त नहीं होता । उनका पारिश्नमिक फल दक्षिणा-मात्र है। 

इन मन्‍्त्रों का उच्चारण --यजमान की भावना से भी --ऋत्विजों द्वारा 
किया जाना उपयुक्त नहीं है । क्योंकि, इन मन्‍्सत्रों में 'मे' अथवा “मयि' ऐसे पद हैं, 
जो यजमान के लिए अन्य केद्वारा उच्चारण नहीं किये जा सकते। फलत:ः ये 
मन्त्र पूर्णरूप से यजमान-सम्बन्धी हैं, यह निश्चित है ॥ १४॥। 

उक्त अर्थ की पुष्ट में सूत्रकार अन्य युक्त प्रस्तुत करता है--- 


अथ तृतीयाध्याये अष्टम: पाद: ७४ 


विप्रयोगे च द्शनात्‌ ॥१६॥॥ 


[विप्रयोगे ] प्रवास में--यजमान के अन्य स्थान में जाने पर [दर्शनात्‌ 
देखे जाने से [ च ] भी अकर्म करण मन्त्र यजमान-सम्बन्धी हैं, यह्‌ जाना जाता 
है 

प्रवास के अवसर पर यजमान यथासमय आशीवेचन-मन्त्रों के प्रयोग का 
संकेत करनेवाले वाक्य सुने जाते हैं | जैसा कि कहा--'इह एवं सन्‌ तत्र सन्त 
स्वास्ने ! “--हे अग्ने ! यहाँ प्रवास में होता हुआ भी मैं वहाँ यज्ञगृह में विद्यमान 
तुम्हारा उपस्थान करता हूँ; तुम्हारे समीप स्थित हूँ, ऐसा अनुभव करता हूँ। 
इसका कारण है--अग्निहोत्र की यथाकाल व्यवस्था करके यजमान का प्रवास में 
जाना | कहा है--'यजमान: संविधाय सोग्निहोत्राय प्रवसति' यजमान यथाकाल 
देनिक अग्निहोत्र की सुचारु व्यवस्था करके प्रवास करता है | यजमान के प्रवास- 
काल में पत्नी अथवा शिष्य उस कार्ये को सम्पन्न करते हैं। उनकी स्थिति 
ऋ्विक्‌ जैसी नहीं होती; क्योंकि वे परिक्रीत नहीं हैं। प्रवास में गया ऋत्विक्‌ 
ऐसा नहीं कर सकता; क्योंकि ऋत्विक्‌ संज्ञा व्यक्ति की तभी होती है, जब वह 
कर्मानुष्ठान में संलग्न हो । यजमात प्रवास में भी 'इृदमग्नये इदन्त सम का यथा- 
काल ध्यात करता हुआ अन्त में अकर्मंकरण मन्‍्त्रों का उच्चारण करता है। यह 
शास्त्रीय व्यवस्था इस तथ्य को पुष्ट करती है कि अकमंकरण-मन्त्र यजमात- 
सम्बन्धी हैं ।।१६॥ (इति आयुर्दादिमन्त्राणां याजमानताइधिकरणम्‌--६) । 


(दच्चाम्नात्तस्थो भयप्रयोज्यताधिकरणम्‌--७ ) 

दर्श-पूर्णमास प्रसंग के दो काण्डों --आध्वयंव काण्ड और याजमान काण्ड 5 
में आज्यप्रहण और खुग्व्यूहन के कतिपय मस्त्र पठित हैं। आज्यग्रहण का मन्त्र 
है --'पञ्चानां त्वा वाताना यच्त्राय धर्ताय गह्ामि'; खुख्व्यूहन का मन्त्र है-- 
“वाजस्य मा प्रसवेन' [यजु० १७।६३ ] इत्यादि । ये दोनों मन्त्र आध्वयंव काण्ड 
में भी पठित हैं और याजमान काण्ड में भी । याजुष संहिताओं में पठित आध्वर्यव 
काण्ड का ही एक भाग याजमान काण्ड है, इसी भेद के कारण ये दो काण्ड कहे 
हैं। तैत्तिरीय संहिता [१।६।१] में जहाँ आज्यग्रहण-मन्त्र पढ़े हैं, वह याजमान 
काण्ड कहाता है। छुग्ब्यूहन का तात्पर्य है--लुचों--जुह और उपभृत्‌ू--को 
मन्‍्त्रोच्चारणपुर्वक विविध दिशाओं में ले-जाना। जुहु को पूर्व में वेदि के दक्षिण- 
भाग तक और उपमृत्‌ कौ परिचम में वेदि के उत्तर-मध्य भाग तक चलानाया 
ले-जाना -- प्रेरित करना । इसकी क्रिया इस प्रकार है--अनुयाज कर्म के अनन्तर 
अध्वर्यू वेदि के उत्तर में आकर यथास्थान खुचों को रखकर यजमान के साथ 
जुहू को ऊपर उत्तान दक्षिण हाथ से ग्रहण करता है। इसी प्रकार नीचे बाएँ हाथ 
से नीचे से उपभृत्‌ को अध्वर्यू मजसान ग्रहण करते हैं। पत्पश्चात्‌ दोनों पूर्व की 


६७६ मीमांसा-दर्शव 


ओर जुहू का अगला भाग करके उसे वेदि के पूर्व दिशा के दक्षिणभाग-पय न्त प्रेरित 
करते हैं । इसी प्रकार उपभूत्‌ को पश्चिम में अग्रभाग करके पद्विचम में वेदि के 
उत्तर-मध्यभाग-पर्यन्त प्रेरित करते हैं। यह कर्म खुस्व्यूहन कहाता है ।* 

आज्यग्रहणऔर खुग्व्यून के मस्त्र समान रूप से आध्वरयव काण्ड और याजमान- 
काण्ड में पठित हैं । इनमें सन्देह है--क्या ये कम अध्वर्यू और यजमान दोनों के 
द्वारा सम्मिलित रूप में किये जाने चाहिएँ ? अथवा दोनों में से किसी एक के 
द्वारा अलग-बलग ? प्रतीत होता है, समाख्या के अनुसार आध्वयंच काण्ड में 
पठित आज्यग्रहण-कर्म को अध्वर्य करे, तथा याजमान काण्ड में पठित खुग्व्यूहन 
को यजमान करे। ऐसा प्राप्त होने पर आचायें सूत्रकार ने सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत 
किया-- 


इच्चाम्नातेषुभो दृचयाम्नानस्यार्थवत्वात्‌ ॥१७॥ 


[द्चाम्नातेषु ] दो--आध्वयंव और याजमान काण्डों में पठित मन्त्रों के 
उच्चारण में [ उभी ] अध्वर्यू और वजमान दोनों समान अधिकारी हैं, [ द्बयाम्ता- 
नस्य ] दो काण्डों में पढ़े गये अथवा दो के लिए पढ़े गये पाठ के [अर्थ॑वत्वात्‌ ] 
सार्थक --सप्रयोजन होने से । 

यदि आध्वयेव काण्ड में पठित 'आज्यश्रहूण' मन्त्र का पाठ केवल अध्वर्यू 
करता है, तो वहाँ खुग्ब्यूहन-मन्त्र का पठित होना निरर्थक हो जाता है। इसी 
प्रकार याजमान काण्ड में पछित खुग्ब्यूहन-मन्‍्त्र का प्रयोग यदि केवल यजमान 
करता है, तो वहाँ आज्यग्रहण-मन्त्र का पठित होना निष्प्रयोजन रह जाता है। 
इसलिए दोनों काण्डों में पठित मन्‍्त्रों का प्रयोग अध्वर्य और यजमान दोनों को 
सम्मिलित रूप से करना चाहिए, यद्यपि इन दोनों का अपना-अपना प्रयोजन 
भ्िल्न होता है । अध्वर्यु मन्त्र का प्रयोग इस भावना से करता है कि 'मैं इस मन्‍्त्र 
से प्रकाशित कर्म अनुष्ठान करूँगा/--यही उसका प्रयोजन है । यजमान की मस्त्र- 
प्रयोग में यह भावना रहती है कि मन्त्रोच्चारण करने से “मैं अन्यमन्तस्कतारूप 
प्रमाद से बचा रहूँगा'--यही उसका श्रयोजन है। इस प्रकार दोनों काण्डों में 
दोनों के लिए पठित मम्त्रों की साथेक्रता बनी रहती है ॥ १७॥ (इति द्च्ाम्ता- 
तस्योभयप्रयोज्यताधिकरणम्‌---७) । 


(अभिज्ञस्मैव वाचयितव्यताधिकरणम्‌--5) 
तैत्तिरीय संहिता [ १७६ ] के बाजपेय याग प्रकरण में कतिपय 'आयुर्य॑ज्ञेन 


१. इसका सप्रमाण विस्तुत विवरण युधिष्ठिर मीमांसकक्त शाबर भाष्य के इसी 
प्रसंग के हिन्दी व्याख्यान में द्रष्टव्य है । 


अथ तुतीयाध्याये अष्टम: पादः च्छ्छ 


कल्पताम्‌' इत्यादि आशीरवेचन-मन्त्र पठित हैं। इनमें प्रतिमन्‍्त्र 'कल्पताम्‌' पद का 
प्रयोग हुआ है। इस पद से जिस आशी: की प्रार्थना यजमान करता है, उसको ही 
'क्लृप्ति' पद से आपस्तम्ब श्रौतसूत्र [ १८४।१६] में 'ब्लुप्तीयंजमान वाचयत्ति' 
रूप से कहा है--कलुप्तियाँ मजमान को बुलबाता है। तात्पय॑ है--उन मन्त्रों का 
उच्चारण यजमान से करवाता है। इसी प्रकार तैत्तिरीय संहिता के अगले ११वें 
अनुवाक में 'अग्निरेकाक्षरेण वाचमुदजयत्‌' इत्यादि रूप से १७ संख्या तक प्रति- 
मन्त्र उत्‌-उपसगं पूर्वक जयाथथेक “जि” धातु के 'उदजयत्‌' क्रियापद का प्रयोग हुआ 
है। उसी को लक्ष्य कर आप० श्रौ० [ १८।४।१६]| में 'उज्जिनीयंजमानं वाचयति' 
पढ़ा है, यजमान को उज्जितियाँ बुलवाता है, अर्थात्‌ यजमान से उन मन्त्रों का 
उच्चारण करवाता है। 

यहाँ सन्‍्देह होता है--क्या जानकार और अजानकार ([ज्ञ--अज्ञ) सबको 
ये मन्त्र बुलवाने चाहिएँ? अथवा केवल जानकार यजमान को ? इस विषय में 
कोई विशेष कथन न होने से सभी को मन्त्र बुलवाना प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति 
में आचार्य सूत्रकार ने सिद्धान्त-पक्ष प्रस्तुत किया-- 


ज्ञाते च वाचनं न ह्मविद्वान्‌ विहितो5स्ति ॥१८॥ 


[ज्ञाते ] जानकार -- विद्वान पजमान के विषय में [च] ही | वाचनम्‌ ] मन्त्र 
बुलवाना कहा है, [हि] क्योंकि [अविह्वात्‌ ] अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति [विहितः] 
यज्ञ कम में अधिकृत [ न-अस्ति ] नहीं है । कर्मानुष्ठान में विद्वात्‌ का ही अधिकार 
हैं। 

वाजपेय याग के प्रकरण में जिन मन्‍्त्रों का उच्चारण यजमान से कराये 
जाने को लिखा है, वह विद्ान्‌ यजमान द्वारा किया जाना ही सम्भव है। अधीत- 
बेद व्यक्ति ही विद्वान कहा जाता है। कर्मानुष्ठान गृहस्थ --द्वितीयाश्रमी 
होने पर किया जाता है। प्रथम आश्रम बह्मचरयंकाल में वेदाध्ययत आवश्यक है। 
“स्वाध्यायोउण्येतव्य:' इत्यादि वचन इसी अर्थ को स्पष्ट करते हैं। तब कर्मानुष्ठान 
में अविद्वान्‌ को अवसर कहाँ हैं ? 

यदि किसी ने प्रमादवश् ब्रह्मचय-काल में वेदाध्ययन नहीं किया है, तो 
निदिचित ही क्रियमाण कर्म के विषय में उसे नितान्त भी जानकारी नहीं है; तब 
बह कर्मानुष्ठान कर ही नहीं सकता। वह कर्मानुष्ठान-काल में बोले जानेवाले 
वाकयों तथा मन्‍्त्रों का शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर सकता। अशुद्ध उच्चारण 
उलटा अनर्थकारी होता है। सुख-सुविधाओं के लिए किया जानेवाला कर्म उससे 
विपरीत प्रतिकूलताओं का अम्बार लगा देता है। ऐसी दशा में अविद्वान्‌ का कम 
ही नहीं, तो उसे मन्त्र बुलवाने का प्रइन ही नहीं उठता। इसलिए ठीक ही कहा 
है कि वेदज्ञ विद्वान ही यजमान हो । वही क्लृप्ति, उज्जिति मन्‍्त्रों को बुलवाने 


द्छ८ मीमांसा-दर्शन 


योग्य होता है।।१८॥ (इति अभिन्नस्यैव वाचयितव्यताधिकरणम्‌---८) । 
(द्वादशद्वन्द्दानामां आध्वर्यवत्वाधिकरणम्‌--&) 


दर्दो-पूर्णंभास प्रकरण के याजमान काण्ड में कतिपय १२ जोड़े के रूप में 
कर्म कथित हैं, जो इस प्रकार हैं--- 

१. “वत्सं चोपावसुजति, उखां चाधिश्रयति'--गाय दुहने के लिए अध्वर्यू 
बछड़े को खूंटे से खोलकर छोड़ता हैं, और दूध गरम करने के लिए बटलोई को 
गाहेपत्य अग्नि पर चढ़ाता है । 

२. 'अव च हन्ति, हृषदुपले च समा हन्ति'---धान कूठता है, और सिल-बहू 
को टाँचता है - 

३. “अधि च वपते, कपालानि चोपदधाति'-पीसने के लिए सिल पर चावल 
रखता है, और कपालों को आग पर चढ़ाता है । 

४. 'पुरोडाशं चाधिश्रयति, आज्यं च'--पुरोडाश को पकाने के लिए तप्त 
कपालों पर रखता है, और आज्य को अग्नि पर पिघलाता है। 

५. 'स्तम्बयजुश्च हरति, अभि च गृक्लाति'---बेदि बनाये जाने के स्थान से 
मिट्टी व कूड़े-करकट (--स्तम्बयजु ) को हटाता है, और आग्नी घर उसे अज्जलि 
में ले दूर डालता है। 

६. वेदि च परियृह्लाति, पत्नीं च सन्‍्तह्मत्ति'--वेदि को स्फ्य से रेखा द्वारा 
अद्धित करता है, और योक्‍त्र--जोत से पत्नी को बांधता है, अर्थात्‌ पत्नी की 
कमर में जोत बाँघता है । 

७. 'प्रोक्षणीइचासादयति, आज्यं च'--स्फ्य से अड्धि[त रेखा पर प्रोक्षणी को 
रखता है, और उसी रेखा पर आज्य को रखता है। 

एतानि द्वादशड़न्द्वानि इश्पूर्णमासयो:/ दर्श-पूर्ण मास प्रकरण के याजमान 
काण्ड में ये दो-दो के जोड़े में साथ-साथ किये जानेवाले १२ जोड़े कर्म पढ़े हैं । 
यद्यपि सात जोड़ों में यहाँ १४ कर्म कहे हैं, पर आचाय सायण के विचार से 
प्रथम अनुवाक में पठित दश यज्ञसम्बन्धी आयुधों के दो-दो के जोड़े में पाँच युगल 
और मिलाने से जोड़ों की १२ संख्या का साम॑ जस्य बताया गया है (द्रष्टव्य ते ० 
सं० १।६।६ का सायण-भाष्य ) | इसके विपरीत आचाय॑ भट्टभास्कर ने १२ जोड़ों 
के सामज्जस्थ का आधार उक्त सन्दर्भ में १२ क्रियाओं का निर्देश है। वे 
क्रियाएँ हैं--( १) उपावसूजति, (२)अधिश्रयति, (३) अवहन्ति, (४) समाहन्ति, 
(५) अधिवपते, (६) उपदधाति, (9) अधिश्रयति, (5) हरति, (६) अभि- 
गृह्लाति, (१०) परियृह्लाति, (११) सन्तह्यति, (१२) आसादयति | इन 
क्रियाओं से सम्बद्ध कर्मों की अपेक्षा से १२ जोड़ों की कल्पना साधार समभनी 
चाहिए। औपवा रेक रूप से इन्हीं को द्वादश इन्द्र अर्थात्‌ १२ जोड़े कहा गया है। 


अथ तृतीयाध्याये अष्टम: पाद: ७६ 


यहाँ जो कर्तव्य कर्म बताये गये हैं, उनमें सन्देह है--क्या ये कम यजमान 
द्वारा किये जाएँ ? अथवा अध्वर्यु के ढ्वारा ? याजमान काण्ड में पढ़े जाने के कारण 
यही प्रतीत होता है कि ये कर्म यजमान द्वारा किये जाने चाहिएँ । 

आचार्य सूत्रकार ने इसी अर्थ को पूर्वेपक्षरूप में प्रस्तुत किया-- 


याजमाने समाख्यानात्‌ कर्माणि याजमानं' स्यु: ॥१६॥ 


[याजमाने] याजमान काण्ड में पठित होने पर [समाख्यानात्‌ | याजमान 
संज्ञा के सामञ्जस्थ से [ कर्माणि] वत्सावसर्जन आदि कथित १२ कर्म [याज- 
मानम्‌] यजमात द्वारा किये जानेवाले [स्युः | होने चाहिएं। 

याजमान काष्ड में पढ़े जाने के कारण उक्त कर्म 'याजमान' संज्ञावाले कहे 
जाते हैं। याजमान समाख्या का सामज्जस्य इसी रूप में है कि उन्हें यजमान द्वारा 
किया जानेवाला माता जाय। अल्यत्र भी नेष्ट्रीय-पोजीय विशेष समाझ्या के 
आधार पर उन कर्मों का नेष्टा-पोता द्वारा किया जाना माना गया है। वैसे ही 
यहाँ माना जाना चाहिए ॥।१६॥ 

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाघान किया--- 


अध्ययुर्वातदर्थों हिं न्यायपूर्व समाख्यानम्‌ ॥२०॥ 


[वा] 'वा' पद 'द्वादश कम यजमानकतुक हैं! इस पूर्वपक्ष की निवृत्ति का 
दयोतक है। [अध्वर्यू:] उक्त कर्मों को अध्वर्यू करे, [हिं] क्योंकि वह [तर्दर्थ: ] 
उस कार्य के लिए थजमान द्वारा परिक्रीत हुआ है; [समाख्यानम्‌ | उक्त कर्मों की 
समास्या प्रथम आध्वर्यव काण्ड में पठित होने से 'आध्वयेव' नाम [ न्यायपू्व॑म्‌ | 
न्यायपूर्वक है, न्‍्याय्य है, उचित है। 

उक्त कर्म मुख्य रूप से “आध्वर्यव' काण्ड में पढ़े गये हैं, इसलिए समाझ्या भी 
अध्वर्युकर्तृकता का उपपादन करती है। याजमान काण्ड में इतका पाठ--जोड़े के 
रूप मे यजमान के निर्देश से--अध्वर्यु द्वारा कराये जाने के कारण है। यजमान 
केवल निर्देश देता है कि उक्त कर्मों को अध्वर्यू इस रूप (जोड़े के रूप) में करे। 
इतने ही प्रयोजन के लिए याजमान काण्ड में इतका पाठ है। यजमानकतुंकता 
प्रयोजन नहीं है। इसलिए 'याजमान' इन कर्मों की समाख्या नहीं है। इसके लिए 


१. 'याजमानम्‌' एकवचनान्त पाठ युक्त प्रतीत नहीं होता । वेदा: प्रमाणम्‌ 
अथवा 'रक्षोह्गगमलघ्वसम्देहा: प्रयोजनम्‌' के समान इसका समाधान चिच्त्य 
है। लिज़ू-विपयंय के इन प्रयोगों में 'प्रमाण' एवं श्रयोजन' पद नियत लिज्ज 
हैं । प्रस्तुत प्रसंग में वचन-विपयंय है; 'याजमान' पद नियत वचन नहीं है। 


दरप० मीमांसा-दर्शत 


जो उदाहरण '"नेत्रीया-पोष्ट्रीया' समाख्या का दिया, वह्‌ विषम उदाहरण है; यहाँ 
लागू नहीं होता । वे उन कर्मों की विशेष समाख्या हैं; उन कर्मों को नेता-पोष्टा 
करेंगे । इसमें कोई दोष नहीं है। परन्तु यहाँ उक्त द्वादश कर्मों की समाख्या 
ध्याजमान' है ही नहीं । उनकी 'आध्वयेव” समाख्या शास्त्रोचित है। अतः ये कर्म 
अध्वर्युकतुक हैं, यह निश्चित है ॥२०॥ (इति द्वादशहन्द्वानां आध्वयंवत्वाधि- 
करणम्‌-६) । 

(होतुराध्वर्यवकरणमन्त्रानुष्ठातृत्वाधिकरणम्‌ू--१०) 

ज्योतिष्टोम में अग्नीषोभीय पशु के यूप-सम्बन्धी परिव्ययण-कर्म में दो मल्त्र 
हैं--एक करणमन्त्र, दूसरा क्रियभाणानुवादी म्त्र। कर्म करते हुए जो मन्त्र बोला 
जाय बह 'करणमन्त्र' कहाता है। परिव्ययण-कम करते हुए अध्वर्यू के द्वारा जो 
मन्त्र बोला जाता है, वह करणमन्‍्त्र है--'परिवीरसि परि त्वा |[यजु० ६॥६| 
आदि । तीनलड़ भानी गई रस्सी को यजमान की नाभि के बराबर ऊँचाई पर 
यूप में दाईं ओर से अध्वर्यू द्वारा लपेटना परिव्ययण' कर्म हैं। अध्वय अस्त्र 
बोलते हुए जब यूप में रस्सी लपेट रहा होता है, उसी समय वेदि के उत्तर-भाग 
में बैठा होता 'क्रियमाणानुवादी' मन्त्र का उच्चारण करता है; इसका अन्य नाम 
“अनुमन्त्रण' मन्त्र है। जो का किया जा रहा है, उसी का अनुवाद करनेवाला 
मन्त्र है--बुवा सुवासा: परिबीत आगात्‌' [ऋ० ३।८४ | आदि । दोनों ऋत्विक्‌ 
अपने-अपने मन्त्रों का साथ-साथ पाठ करते हैं। यह क्रिया ज्योतिष्टोम के अग्ती- 
घोमीय पशुधर्म में गिनी जाती है। अतिदेश-बाक्य के अनुसार ये घम्म उवध्य 
आदि संस्थाओं की परम्परा से 'कुण्डपायिनामयन' में प्राप्त होते हैं, जो ज्योति- 
प्टोम का विकृति है। 'कुण्डपाथिनामयन' कमंविशेष का नाम है, जहाँ चमसों के 
स्थान में कुण्डों से सोमपान किया जाता है। उस कम में ऋत्विजों का संक्षेप कहा 
है --'यो होता सोड्थ्वयुं:' जो होता है वह अध्वर्यु है। यहाँ सन्देह होता है--इस 
अवसर पर उक्त कर्म को कौन करेगा ? होता या अध्वयूं ? विशेष निर्देश न होने 
से अनिमम प्राप्त होता है; दोनों ऋत्विजों में से कोई भी करे। 

शसी स्थिति में आचाये सूत्रकार ने निर्णय दिया--- 


विप्रतिषेधे करण: समवायविशेषादितरमन्यस्तेषां 

यतो विशेष: स्थात्‌ ॥२१॥। 

[विप्रतिषेधे ] करण-मन्त्र और अनुमन्त्रण-मत्त्र दोनों का एक ऋत्विक्‌ 
द्वारा एक काल में प्रयोग का विरोध होने पर [करण:॥ अध्वर्यू द्वारा पाठ किया 
जानेवाला करण-मन्त्र---[ समवायविशेषात्‌ ] होता और अध्वर्यू के समवाय में 
'यो होता सोध्ध्वर्यू:' इस विशेष वचन से आध्वर्यव कार्य में होता के निमुक्त होने 


अथ तृतीयाध्याये अष्टस: पादः द्थर 


के कारण--होता उच्चारण करे, [इतरम्‌ ] अन्य क्रियमाणानुवादी “युवा सुवासा:' 
मन्त्र को [अन्यः ] होता के सहयोगी ऋत्तिजों में से एक पढ़े, [यतो विशेष: स्यात्‌ ] 
जिससे यह पाठरूप विशेष कार्य हो। तात्पये है--होता के सहयोगियों में अर्धी, 
पादी, तृतीयी, जो भी कार्यान्तर में संलग्न न हो, वह उक्त मन्त्र का पाठ करे। 
अर्धी, पादी, तृतीयी नामों के लिए ३३७२२ सूत्र की टिप्पणी देखें। 

अतिदेश-वाक्य से--करण-मन्त्र और क्रियमाणानुवादी-मन्त्र का पाठरूप 
कर्म कुण्डपायिनामयन में प्राप्त होता हे। इन मन्‍्त्रों का पाठ प्रकृतियाग यथाक्रम 
अध्वर्यु और होता एकसाथ करते हैं। पर इस कुण्डपायिनामयत नामक विकृति- 
कर्म में 'यो होता सोउ्ष्वरयु:” इस विशेष वचन के अनुसार यह व्यवस्था है कि यहाँ 
अध्वर्यू का कार्य होता करता है। तब अध्वर्यू द्वारा पठ्चमान मन्त्र का पाठ होता 
करेगा। तब होता द्वारा पठ्यमान सत्र का पाठ कौत करेगा ? क्योंकि दोनों 
मन्त्र एक व्यक्त के द्वारा एकसाथ नहीं पढ़े जा सकते। विधि के अनुसार इनका 
एकसाथ पढ़ा जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में निर्णय किया है कि होता के 
सहयोगियों में से ही जो विशेष--मुख्य अथवा अन्तरज्ज है, वह द्वौत्र मन्त्र का 
पाठ करे । अथवा, इनमें से जो कार्यान्तर में संलग्न न हो, वह पाठ करे ॥२१॥ 
(इति होतुराध्वर्यबकरणमन्त्रानुष्ठातृत्वाधिकरणम्‌ -- १०) । 


(प्रैषप्रैषार्थेयो: पृथक्‌कतृकत्वाधिकरणम्‌-- ११) 


दर्श-पूर्ण मास में कतिपय प्रेष पठित हैं । प्रेष का अर्थ है--आज्ञावचन अथवा 
प्रेरित करता-'अमुक कार्य का समय हो गया है, यह करो '-ऐसे वाक्य 'प्रैथ' कहे 
जाते हैं। वे हैं--'प्रोक्षणीरासादय' पवित्र जल से पूर्ण पात्र लाकर रक्खो। 
“इघ्मानहिंर्पसादय' इध्म और बहि को सथास्थान रक्‍्खो। 'ख्तुवं खुचइव संसूड्डि' 
खुद और रुचों को साफ करो। 'पत्नीं सन्‍नह्य आज्येनोदेहि' पत्नी को योक्‍त्र 
बाँधकर आज्य के साथ लाओ । इन प्रैष-वाक्यों के विषय में सन्देह है--क्या जो 
व्यक्ति प्रैष देता है, वही प्रैष दिये कार्य को करता है ? अथवा आज्ञा देनेवाला 
और आज्ञा दिये गये कार्य को करनेवाला भिन्न-भिन्न व्यक्ति होता है ? 

जिज्ञासा---लोक में देखा जाता है, आज्ञा देनेवाला व्यक्ति अन्य होता है, और 
आज्ञा दिये गये कार्य को करनेवाला व्यक्ति अन्य होता है। ऐसी स्थिति में सन्देह 
का अवसर कहां है ? यह स्पष्ट है, आज्ञा देनेवाला-प्रेषकर्त्ता--व्यक्ित भिन्‍न है, 
तथा आज्ञा दिये कार्य को करनेवाला--प्रैषार्थकर्ता--व्यक्ति भिन्‍न होता है। 
अपने-आप ही अपने को आज्ञा नहीं दी जाती । 

समाधान--यह ठीक है, लोक में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि प्रेरक और 
प्रेय भिन्‍न व्यक्ति होते हैं। पर कभी-कभी यह भी देखा जाता है कि कार्य करने- 
बाला व्यक्ति--जब निर्घारित कार्य का समय समीप आता है, तो वह स्वयं कह 


द्पर मीमांसा-दर्शन 


उठता है कि अमुक कार्य का समय आ गया है, उसे करो। प्रोक्षणी लाने का समय 

हो रहा है, प्रोक्षणी लाकर रक्‍्खो । वह अपने-आप ही अपने को कह रहा है। 

इसमें अन्य के प्रति सम्बोधन एवं विधिलकार आदि अनपेक्षित होते हैं, कार्यकाल 

की अभिव्यक्ति का उभार अधिक होता है। ऐसी स्थिति में प्रैषकर्तता और प्रैषार्थ- 

कर्त्ता का एक होना सम्भव रहता है । इसलिए सन्देह का आधार स्पष्ट है 
आचार्य सूत्रकार ने सन्देह का समाधान किया-- 


प्रैषेषु च पराधिकारात्‌ ॥२२॥ 

[प्रैषेष ] प्रैषों -- आज्ञावाचक 'आसादय' आदि में [च] निश्चित [परा- 
घिकारात्‌] पर--अन्य के अधिकार से, अर्थात्‌ अन्य को हो प्रैंष दिये जाने के 
कारण प्रैषकर्ता और प्रैषार्थकर्ता भिन्‍न व्यक्ति होते हैं। 

अ्ैष कार्य और प्रैषार्थ काये में भिन्‍त व्यक्तियों का होता आवश्यक है । इसके 
बिना प्रैष उपपन्‍्न नहीं होता । कार्यकाल का समीप होना व्यकितिभेद में बाधक 
नहीं है। आज्ञा या प्रेरणा दुसरे को ही दी जाती है, स्वयं को नहीं । यदि प्रैषकर्ता 
स्वयं कार्य करने लगे, तो प्रेष की स्थिति ही नहीं बनती । पर श्ञास्त्र इसी रूप 
में प्रस्तुत करता है। फलतः प्रैष और प्रैषार्थ भिन्‍नक्तुक हैं, यह निश्चित 
है।।२२॥ (इति प्रेषप्रैषार्थयो: पृथकुकतुंकत्वाधिकरणम्‌--११) । 


(प्रैषप्रैषाययोयैथा क्रममाध्वय वा ग्नी क्रताधिकरणम्‌ -- १२) 


यह ज्ञात हो गया कि प्रैषकर्ता और प्रैषार्थकर्त्ता भिन्‍न व्यक्ति होते हैं, पर 
यह सन्देह फिर बना है कि कौन ऋत्विक्‌ प्रैषकर्ता हों? और कौन प्रैषार्थ- 
कर्त्ता 

प्रैष का विधान आध्वर्यववेद >-यजुर्वेद में है। आध्वयव बेद में विहित कर्मों 
को करनेवाले दो ऋत्विक्‌ हैं, एक--अध्वय्‌, दूसरा--आग्नी प्र । यहां सन्देह है, 
इनमें कौत प्रैष देनेवाला हो ? और कौन प्रैषार्थ करनेवाला हो ? याग-असंग में 
अधिक कार्यकारी प्रायः अध्वर्यू देखा जाता है, अतः यह प्रैषार्थकारी रहे । इस 
अर्थ को आजार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में सूत्रित किया-- 


अध्ययुस्तु दर्शनात्‌ ॥२३॥ 
[अध्वर्यु:| अध्वर्य्‌ ऋत्विक्‌ [तु] ही प्रैषा्थंधारी जानना चाहिए, 
[दर्शनात्‌ ] कार्य में अध्वर्यू के देखे जाने से । 


प्रैषार्थ का करनेवाला अध्वर्य ऋत्विक्‌ होना चाहिए। एक उपोद्बलक प्रमाण 
से ज्ञात होता है, चालू प्रसंग में प्रैषार्थधारी अध्वर्यू, सम्भव है । प्रमाण है-- 


अथ तृतीयाध्याये अष्टमः पावः दे 


नतिर्यज्च स्फ्यें घारयेत्‌ यदन्‍्वऊ्च॑ धारयेद्‌ ब्ो वै स्फयो बज्जे णाध्वर्युक्षिण्वीत' 

स्फ्य को तिरछा घारण करे; यदि सामने सीधा घारण करे तो स्फ्य वञ्ञ है, वज्ज 

से अध्वर्यू को हिंसित करे। जो प्रैष देता हैं, स्पय उसके हाथ में रहता है। स्फ्य 

से अध्वर्यू को हिसित करे। यह कथन इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि प्रैष देने- 

वाला ऋत्विक्‌ अध्वर्यू से भिन्‍न है। अतः प्रैपार्थकारी अध्वय होना चाहिए॥२३॥ 
आचार्य सूचकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-- 

गौणो वा कर्मसामान्यात्‌ ॥२४॥ 

[वा] 'वा' पद पूर्वसूत्रोक्‍त पक्ष की व्यावृत्ति का च्योतक है; तात्पय है---प्रैष 
आग्नीध्र करे और प्रैधार्थ अध्वर्यू करे, ऐसा नहीं है। [कर्मसामान्यात्‌ | कर्म की 
समानता से, अर्थात्‌ आध्वयंव वेद में प्रतिपादित कर्मों के समान रूप से कर्त्ता होने 
के कारण उक्त वाक्य में [गौण: ]आम्नीध्र के लिए अध्वर्य पद का गौण प्रयोग है। 

आग्नीध्र का प्रैष कर्म और अध्वर्यु का प्रैषार्थ कर्म है, यह कथन युक्त नहीं 
है । प्रत्युत इसके विपरीत वास्तविकता यह है कि अध्वर्यू अग्नीत्‌ [--आग्नीध ] 
को प्रैष देता है, वह प्रैष दिये कार्य को पूरा करता है। इस प्रकार प्रैथ और 
प्रैषार्थ दोनों आध्वयंव कृतकर्म के रूप में यथावत्‌ सम्भव होते हैं। यद्यपि 
अध्वर्यू और अग्नीत्‌ दोनों समान रूप से आध्वयंव बेद-प्रतिपादित कर्मों के कर्त्ता 
हैं, परन्तु समाख्या (अध्वर्यू संज्ञा) के आधार पर जिस ऋत्विक्‌ का अध्वयय नाम 
है, वह मुख्य कर्त्ता है। उसके मुख्यत्व का आघार उसकी यह्‌ संन्ना है। इसलिए 
प्रैष अध्वर्यू देता है, और अग्नीतू उसे कार्य रूप में परिणत करता है। इससे दोनों 
का आध्वयंव कर्मकतृत्व उपपन्‍्न होता है। इसी समानता के आधार पर 
पतिये ड्च॑ स्फ्यं घारयेत्‌' आदि वाक्य में 'अध्वर्यू/ पद गौणी वृत्ति से अग्तीत्‌ के लिए 
प्रयुक्त हुआ है । फलत: प्रैषकर्म अध्वर्यू का और अ्रैषार्थकर्म अग्नीत्‌ का मान्य है, 
यह सिद्ध होता है। ॥२४॥ (इति प्रैषप्रैषार्थयोय॑थाक्रममाध्वय वाग्नी ध्रताधि- 
करणम्‌--१२)। 

(करणमस्त्रेषु स्वामिफलस्थाशसिद्वव्यताधिकरणम्‌--१३) 

द्ब-पूर्णमास प्रसंग में पाठ है -“ममाग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु, इति पूर्व॑र्मर््नि 
गृक्मति'' हे अग्ने ! तुम्हारे अनुग्रह से यज्ञों में मेरा वर्चेस होवे, मैं वर्चेस्वी ++ 

१. “'ममाग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु' यह मन्त्र का प्रतीक है। यह मन्त्र |ऋ० 

१०११८१; अथवे ० ५३१; तै० सं० ४॥७।१४। १] में पठित है। अगला 

पाठ 'इति पूर्वमग्नि गुह्ाति' मन्त्र के साथ [मैत्रा० सं» १४॥५] में 

पठित है । 
२. “बिह॒ब' पद लोक में युद्धवाचक प्रयुक्त होता है, जहाँ विरोधी वर्ग परस्पर 


द्पोड मीमांसा-दर्शन 


कान्तियुवत -+आभावान्‌ बनूँ। दर्क्षयूर्णमास कर्म के पहले दिन के कार्यों में 
गाहंपत्य अग्नि से' अग्ति लेकर आहंवनीय अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। 
उसी काये में 'ममाग्ने वर्चो' आदि मन्त्र विनियुकत है। उससे अगले दिन आहब- 
लीय में यजन किया जाता है। गाहँपत्य से आहवनीय का समिन्धन ८ प्रज्वालन 
अध्वर्यू ऋत्विक्‌ करता है। इसमें सन्देह है--ममाग्ने वर्षो बिहवेष्वस्तु--हे 
अग्ने ! भेरा वर्चेस यज्ञों में होवे” क्‍या यह वर्चेसू-फल की आशंसा--चाहना 
अध्वर्यु ऋत्विक्‌ के लिए है? अथवा पजमान के लिए ? तात्पयं है, यजन से होते- 
वाले वर्चेसू-फल की आशंसा जध्वयु-सम्बन्धी है ? अथवा यजमान-सम्बन्धी ? 

मापातत: यही प्रतीत होता है कि यह फल की आशूंसा अध्वर्यु के लिए होनी 
चाहिए, क्योंकि वही 'ममाग्ने वर्चो' आदि मन्त्र का उच्चारण करते हुए आहृव- 
त्ीय अग्नि को भ्रज्वलित करता है। मन्‍्त्र में 'मम' का प्रयोग यह स्पष्ट करता है 
कि मन्त्र का उच्चारण करते हुए अध्वर्यू अपने लिए "मेरा वर्चस्‌ होवे' यह 
आश्ंसा करता है। 

आचार्य सूत्रकार ने इसी अर्थ को पूर्वपक्षरूप में प्रस्तुत किया-- 

ऋत्विक्फलं करणेष्वर्थंवत्वात्‌ ॥२५॥ 

[करणेषु | करण-मन्त्रों में [ऋत्विक्‌ फलम्‌ ] अध्वर्यु ऋत्विक्‌ के फल की 
आशंसा है, [अर्थ॑वत्वात्‌ | |क्‌ के फल की कामना में आहवनीय अग्नि को 
प्रज्वलित करनेवाले अध्वर्य में मन्‍्त्रपठित “'मम' पद के सार्थक होने से । 

आहवनीय अग्नि को प्रज्वलित करते हुए अध्वर्यू उक्त मन्त्र का उच्चारण 
करता है। मन्त्र में पठित 'वर्चो मयास्तु' पे स्पण्ट होता है, मन्त्र का उच्चारणकर्त्ता 
“मर्मा कहकर अपने लिए वर्चंस की कामना करता है। ऐसा मानने पर श्रुति- 
बोधित प्रसिद्ध अथ स्वीकृत होने से श्रुति आदृत होती है, तथा अध्वयूं -कथन 
सार्थक होता है। यदि 'मरम' पद अध्वयुं को न कहकर यजमान को लक्षित करे, 
“मम यजमानस्य वर्चोस्तु' मेरे यजमान का वर्चंस्‌ हो, तो प्रसिद्ध अर्थ का त्याग 
होता है तथा लक्षणा वुचि से अप्रसिद्ध अर्थ की कल्पना करनी होती है, जो शास्त्रीय 
दृष्टि से दोष है। इसलिए वर्चस्‌ की आशंसा अध्वर्यु-सम्बन्धी है, यह मानना 
युक्त होगा ॥२५॥ 

संघ के लिए एक-दूसरे का -्पर्धापूर्वक--आह्वान करते हैं । मन्त्र के 

“विहव” पद में वि” उपसर्ग 'विरुद्ध' अर्थ में व होकर “विश्वेष' अथे को प्रकट 

करता है---जहाँ विशेष रूप से विविध देवताओं का स्पर्धारहित आद्वान 

किया जाता है। इस प्रकार यौगिक प्रक्रिया से 'विहव' पद यहाँ यज्ञ का 
वाचक है । 


अथ तृतीयाध्याये अष्टम: पादः हद 
आचार सूत्रकार ने पुर्वेपक्ष का समाधान किया-- 


स्वासिनो वा तब्थत्वात्‌ ॥२६॥ 


[वा] 'वा' पद पूर्वपक्ष की निवृत्ति का द्योतक है। तात्पयं है, उक्त मन्त्र में 
अध्वर्यु के फल की आशंसा नहीं है, प्रत्युत [स्वाभिनः ] स्वामी -- यजमान के फल 
की आशा है, [तर्दर्थत्वात्‌] दर्श-पृर्णणास कर्म के यजमान के लिए होने के 
कारण; उसके अन्तर्गत अग्निप्रज्वलन-कर्म भी यजमान का ही है। इसलिए मन्त्र 
में *मम' पद "मेरे यजूमान का' बोधक है। 

आहवनीय अग्निप्रज्वलन के अवसर पर वचचेस्‌ की प्रार्थना गजमान-सम्बन्धी 
है, अध्वर्यु-सम्बन्धी नहीं । अपने अज्भभूत कर्मों के सहित दर्ष-पूर्ण मास-कर्मे 
यजमान के लिए हैं। 'दक्श-पूर्ण मासाम्यां यजेत स्वगंकाम:' वाक्य में 'यजेत” आत्मने- 
पद क्रिया का प्रयोग कर्त्ता को क्रियाफल होने का बोध कराता है। अग्विसर्भि- 
घन दश्शे-पूर्णमास का अज्भु है; उस अवसर पर की गई फल की आश्यंसा यजमान 
के लिए उचित व समञ्जस हो सकती है। यज्ञ के फल स्वर्गादि का भोक्ता 
यजमान है, अध्वयूं नहीं। इसलिए अग्निसमिन्धन से वर्चस्‌ की आशंसा यजमान 
के लिए सम्भव है। “मम” पद के सामञ्जस्य के लिए ऐसा मानना भी आवश्यक 
नहीं है कि मन्त्र का उच्चारण यजमान करे और अग्निसमिन्धन भले ही अध्वर्यू 
करे। अग्निसमिन्धन और मन्त्रोच्चारण एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाना 
शास्त्रीय है। समाख्याता के आधार पर कर्म के आध्वयंब- यजुर्वेद-विहित--- 
होने के कारण अध्वर्यु द्वारा उसका होना झ्ास्त्र-सम्मत है । अध्वयं यजमान 
द्वारा परिक्रोत क्रियाकारी ऋत्विक्‌ है। वह क्रिया करेगा, पर उसके फल से 
सम्बद्ध नहीं होगा। वह परिक्रय में निर्णीत केवल अपने पारिश्रमिक शुल्क का 
अधिकारी होता है । जहाँ किसी पद का अभिधावृत्ति-जोधित अर्थ सम्भव 
नहीं होता, वहाँ लक्षणावृत्ति से अर्थवोध दोषाबह नहीं माना जाता। यह 
वास्तविकता है कि अग्निसमिन्धन के अवसर पर अस्त्रोच्चारण करते हुए अध्वर्यू 
की यह भावना कदापि नहीं रहती कि विहृव--यज्ञ में ब्चस्‌ मेरा हो। वह 
अन्तरात्मा से यजमान के वर्चसू की कामना करता है। मन्त्र इसी कामना को 
बताता है। यदि शाब्दिक व्यवहार को महत्त्व देते हुए यह अर्थ लक्षगावृत्ति से 
बोधित होता है, तो इसमें कोई दोष नहीं है । 

अग्निसमिन्धन और करण-मन्त्र का उच्चारण, दोनों कार्य यजमान ही करे 
हो 'मम! पद के असामञ्जस्थ कौ कोई समस्या नहीं रहेगी,--ऐसा कहना 
बिडम्बनामात्र है। वस्तुतः जो व्यक्ति यज्ञक्रिया के सुचारू रूप में सञ्चालन में 
परिनिष्ठित होते हैं, उन्हीं को ऋत्विजों के रूप में परिक्रीत किया जाता है। यदि 
यजमान ही वह सब करे, तो परित्रय की आवश्यकता ही क्‍या है? यजमान के 


द्च्द्द मीमांसा-दर्शन 


परिनिष्ठित होने पर भी यागसम्बन्धी सम्पूर्ण काम-कलाप का--एक व्यक्ति के 
द्वारा सुचारु रूप में--सठ्चालित करना सम्मव न होने से ऋत्विक्‌ के रूप में अन्य 
साग-विद्येषज्ञ ब्यक्तियों का परिक्रय व वरण यजमान को करना ही पड़ता है। 
लत: अध्वर्यु के द्वारा अग्तिकार्थ करने पर भी उस अवसर की फलकामना 
यजमान-सम्बन्धी ही होती है, यहू निश्चित सिद्धान्त है ॥२६॥ 

इसी अर्थ की पुष्टि में आचार्य सूत्रकार ने अन्य हेतु प्रस्तुत किया-- 


लिड्भधदर्शनाच्च ॥२७॥ 


[लिझ्भ॒दरंनात्‌ ] आशी के विषय में कहा गया है--पां वे काञचन ऋत्विज 
आशिषमाशासते पजमानस्येव सा' ऋत्विक्‌ जन जिस किसी आशी की चाहना 
करते हैं, निश्चित रूप से वह यजमान की होती है। 

यह वाक्य स्पष्ट करता है, ऋत्विजों द्वारा की जानेवाली आशी की कामना 
यजमान के लिए ही होती है। प्रत्येक ऋत्विक्‌ इस तथ्य को जानता है कि हम 
जो क्रिया कर रहे हैं, वह पूर्णरूप से यजमान के लिए है। करण-मन्त्र में की गई 
आशीर्वाद की कामना भी यजमान के प्रयोजन को सिद्ध करती है । इसलिए वर्चंस- 
फल यजमान-सम्बन्धी है, यह्‌ जाना जाता है ।२७॥ (इति करणमन्त्रेषु स्वामि- 
फलस्थाज्ञासितव्यताधिकरणमू--१३ ) । 


(करणमन्‍्त्रेषु कर्मार्थफलस्य ऋत्विग्धर्मताधिक रणम्‌--१४) 
यह जानने पर मी कि करण-मन्त्रों में यजमान के फल की आशंसा की जाती 


है--सन्देह बना रहता है कि क्या यह साव॑त्रिक नियम है ? अथवा इसका कोई 
अपवाद मी है ? हाँ, अपवाद है। आचार सूत्रकार ने बताया -- 


कर्मार्थ तु फल॑ तेषां स्वामिन प्रत्यर्थवत्वात्‌ ॥२८॥ 


[6] 'ठु' पद पूर्वाघिकरण में कहे सिद्धान्त के अपवाद का द्योतक है। 
[कर्माथम्‌] यागरूप कर्म की निर्बाध सम्पन्तता के लिए जो [फलम्‌ ] आशीरूप 
फल है, वह [तेषाम्‌ ] उन ऋत्विजों का है, जो याग में कार्यकारी हैं, उनके 
[स्वामिनं प्रति ] स्वामी -- यजमान के प्रति [अर्थ॑वत्वात्‌ | अर्थवान्‌ --प्रयोजन- 
बान्‌ होने से। तात्पय है, आज्ञी-फल से स्वस्थ-नी रोग ऋत्विक्‌ यजमान के याग- 
कम को निर्बाध सम्पन्न करने में समर्थ होते हैं। 

ऋत्विजों के फल की जआशंसा भी शास्त्र में देखी जाती है, जहाँ वह्‌ फल 
मुख्य कर्म की सिद्धि के लिए होता है । जैसे वाक्य है---अग्नाविष्णू मा वामत्‌- 
क्रमिषम्‌, विजिहायां मा मा सन्ताप्तम्‌' हे अग्नि और हे विष्णु देवो ! मैं आपका 
अतिक्रमण न करूँ, मुझे दोनों के मध्य से जाने के लिए पृथक्‌ रहें, मुझे आप दोनों 


अथ तुतीयाध्याये अष्टम: पाद: द्््छ 


सन्तप्त--दु:खी तन करें । यह आशंसा अध्वर्यू अपने लिए करता है। सनन्‍्ताप या 
कष्ट में न रहता हुआ ही अध्वर्यू सुचारु रूप से कर्म कर सकता है। वह यजमान 
का याग करते हुए अपने-आपको किसी कष्ट में पड़ने से बचाने के लिए प्रार्थना 
कर रहा है। अध्वर्यू के सुखी-स्वस्थ रहने से कर्म का सुचारु रूप से सम्पन्न होना 
यजमान का उपकारक है। इसलिए यहाँ ऋत्विक्‌ के 'स्वस्थ-तीरोग रहने/-फल 
की आशंसा उचित है। 

यह अपने लिए अध्वर्यू की आशंसा किस अवसर की है, और इसीलिए कितनी 
उचित है, निम्नांकित विवरण से स्पष्ट हो जाता है-- 

“आहवनीय अग्नि के दक्षिण, पडिचम और उत्तर में परिधि ( --बाहुपरि- 
माण पलाश की ३ इध्म-> समिधा ) रक्खी जाती हैं। इनमें मध्यम परिधि पदिचम 
वाली है । उसके अग्रमाग में अग्नि वत्तंमान है। आहवनीय के पश्चिम में वेदि के 
मध्यस्थित लुक्‌ के अग्रभाग में यज्ञरूप विष्णु (यज्ञों वे विष्णु) है, क्योंकि 
लुक के अग्रमाग से आहति देने से विष्णुरूप यज्ञ सम्पन्न होता है। खुक्‌ वेदि में 
प्रस्तर पर रक्खी जाती है, अत: अध्वर्यु आघार होम के लिए प्रस्तर का दक्षिण 
पैर से अतिकमण करता है--लाँघता है, अर्थात्‌ आहवनीय अग्नि के और प्रस्तर 
पर रखे खुक्‌ के अग्रभाग में विद्यमात यज्ञरूप विष्णु का अतिक्रमण न होवे, इसके 
लिए अध्वर्यू 'अग्ताविष्ण्‌' मन्त्र से अग्नि और विष्यु से कहता है--है अग्नि और 
विष्णु देवों ! मैं आपका अतिक्रमण न करूं, अर्थात्‌ आप मुझे जाने के लिए मार्म॑ 
देवें, इत्यादि (द्र०--तं ० सं० १।१।१२; आप» श्रौत २।१३॥७ तथा दोनों के 
भाष्य)” (यु० मी०) ॥र५॥ 

आचार्य सृत्रकार ने अध्वर्यू फल की आश्ंसा के अन्य प्रसंग का निर्देश 
किया-- २» 


व्यपदेशाचच ॥२६॥ 


[ब्यपदेशात्‌ ] व्यपदेश +-क्वचित्‌ कथन से [च] भी ऋत्विक्‌ के फल की 
आशंसा जानी जाती है। 

हविर्घान-शकट (जिस पर सोम लाया जाता व रक्‍्खा रहता है) के नीचे 
आधे पूर्ब-भाग में आमने-सामने लगभग दस अंगुल के फ़ासले से चारों उपदिज्ञाओं 
में चार गड्ढे इस प्रकार खोदे जाते हैं कि भीतर की ओर वे मिल जाएँ, पर उनके 
अध्य का ऊपरी भाग वैसा ही बिना उखड़ा बना रहे। मीमांसा में इन गड्ढों 
का पारिमाषिक ताम 'उपरव' है। ये गड्ढे ऊपर से गोलाकार होने चाहिए, 
जिनकी गोलाई में मध्य रेखा ८-९ अंगुल के लगभग रहे | गहराई एक बालिशइत 
के लगभग रहे। ऊपर से ग्रोलाकार खोदने के विषय में मतभेद है। वे गड़ढा 
आयताकार रूप में खोदना बताते हैं। 


मीमांसा-दर्शन 


उत्तर ला 


च्द्ष 


अथ तृतीयाध्याये अष्टम? पाद: द््द्ह 


सूत्रकार ने बताया, जहाँ ऋत्विक्‌-सम्बन्धी फल की आशंसा का साक्षात्‌ 
निर्देश है, वहाँ वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। उपरव-संज्ञक गड्ढे के एक ओर 
यजमान और दूसरी ओर अध्वर्यू अपने-अपने हाथ आमने-सामने से उपरव में 
भीतर डालकर मिलाते हैं। तब अध्वर्यू यनमान से पूछता है--'किमत्र ?” यहाँ 
क्या है? यजमान कहता है---मद्रम्‌' -- कल्याण है। तब अध्वयूं उत्तर देता है-- 
“तन्‍नौ सह' वह हम दोनों का साथ होवे। इसमें 'नौ' पद से अध्वर्यु और यजमान 
दोनों का निर्देश है। 'नौ' पद 'अस्मद्‌' शब्द के षष्ठी द्विवचनान्त “आवयो:' का 
स्थानीय है, जिसका अर्थ है---हम दोनों का। यहाँ अध्वयूं-यजमान दोनों के 
कल्याण-फल की आश्वस्त के कथन में अध्वर्यू के फल की आशंसा स्पष्ट निर्दिष्ट 
है। 

उपरव में हाथ डालने की व्यवस्था इस प्रकार है--प्रथम आग्नेय कोण के 
उपरव में अध्वर्यू हाथ डाले, तथा सामने के वायव्य कोण के उपरव में यजमान 
हाथ डाले । तदनस्तर पूर्वोक्त प्रश्नोत्तर करें। अनन्तर उसी प्रकार नैऋत्य कोण 
के उपरव में अध्यर्यु हाथ डालता है, तथा ऐशान कोण के उपरव में यजमान हाथ 
डालता है। अब पहले यजमान पूछता है--अध्वर्यों किमत्र ? ' हे अध्वर्यू ! यहाँ 
क्या है? अध्वर्यु उत्तर देता है--'भद्रम्‌! । इसके उत्तर में वजमान कहता है--- 
'तन्मम्र' वहू मेरा हो ।* ऐसे प्रसंगों के करणमन्त्रों में जो ऋत्विक्‌ के फल की 


१. इसके लिए देखें--कात्यायन श्ौतसूत्र, 5।४॥२६-५८।४॥ १८ तक “उपरव'- 
सम्बन्धी प्रकरण | 

याग-प्रसंग में यह कार्य मिथ्या आडम्बर-सा प्रतीत होता है। सम्भव 
है, उपरव को याग के फल स्वर्ग का प्रतीक मानकर ये प्रदनोत्तर हों । याग- 
क्रिया के संचालन में भागी होते से अध्वर्यु के पारिश्रमिक दक्षिणा-अ्राप्ति के 
रूप में उसके भद्र फल को स्वीकार किया गया। पर याग के फल स्वर्गरूप 
भद्र का अधिकारी केवल यजमान है। यह भावना अभिव्यक्त करना उक्त 
क्रिया का प्रयोजन सम्भवतः रहा हो, पर ऐसी भावनाभिव्यक्ति 'उपरव' के 
बिना भी सम्भव है। प्रतोत होता है, इस ढंग की क्रियाओं ने यागकर्म को 
एक आडस्वर का रूप दे दिया। इन क्रियाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में 
विभिन्‍न शत सूत्र परस्पर विरुद्ध कथन करते हैं | ऊपर जो क्रम दिखाया, 
बह कात्यायन श्रौत सूत्र के अनुसार है । इसके विपरीत आपस्तम्ब श्रौत- 
सूत्र [!१/१२।३] आग्तेय कोण के उपरव में यजमान का हाथ डालना 
बताता है, तथा वायव्य कोण के उपरव में अध्वर्यू का। दोतों के हाथ 
मिलने पर यजमान अध्वर्यु से पूछता है--'हे अध्वर्यो ! ” किमत्र ? अध्वर्यु 


६९० सीमांसा-दर्शन 


आशझंसा है, उसका प्रयोजन--ऋत्विक्‌ के स्वस्थ-ती रोग रहने के कारण--कर्मे 
की निर्वाध सम्पन्तता है,--ऐसा जाना जाता है ॥२६॥ (इत्ति करणमन्त्रेषु 
कर्मार्थफलस्य ऋत्विग्धरमंताधिकरणम्‌ू--१४) । 


(द्र्यसंस्का रस्याज्भप्रधानार्थताउधिक रणम्‌--१५) 

दर्श-पूर्ण मास में बहि और वेदि के घ॒र्मं पठित हैं। इनमें सन्देह है--क्या ये 
घर्में अद्भुकर्म और प्रधानकर्म दोनों के लिए हैं? अथवा केवल प्रधानकर्म के 
लिए ? दर्-पूर्णमास प्रधान कम हैं। उसी प्रकरण में पठित होने के कारण इन्हें 
केवल प्रघानकर्म का धर्म मानना चाहिए । ऐसा प्राप्त होने पर सूत्रकार ने 
बताया--- 


ब्रव्यसंस्कार: प्रकरणाविशेषात्‌ सवंकर्ंणाम्‌ ॥३०॥ 

[दृब्यसंस्कार: ] विभिन्‍न द्रव्यों का जो संस्कार कहा है, वह्‌ [प्रकरण- 
विशेषात्‌ ] अज्भभूत कर्म और प्रधान का कोई विश्ेष प्रकरण न होने के कारण 
सिर्वकर्मणाम्‌ ] जद्जु और प्रधान सभी कर्मों के घ्म हैं । 

यह भ्रकरण प्रधानकर्म का है, और यह अज्भुभूत कर्म का, ऐसा किसी 
प्रकरणविशेष का कथन न होकर दर्श-पुर्णमास के सामान्य प्रकरण में द्रव्यों के 
घ॒र्मं पढ़े हैं। इसलिए वे धर्म अज्ध और प्रघान सभी कर्मों के विषय में समझने 
चाहिएँ ।' बहि के धर्म हैं--ऋटना, बाँधना, लाकर वेदि पर बिछाता आदि। 


कहता है--'मद्रमिति/ | अन्तर यजमान कहता है--'तन्नौ सह'। अनन्तर 
ऐशान कोण के उपरव में यजमान और नैऋत्य कोण के उपरव में अध्वर्यु 
हाथ डालता है। अब यजमान अध्यूं से पूछता है--'किमत्र' ? अध्वर्यु का 
उत्तर है--“भद्रम्‌! | तब यजमान कहता है--'तन्मम'। 
शत सूत्रों का यह परस्पर-विरुद्ध कथन उपरव की मूलभूत वास्त- 

बिकता पर सन्‍्देह के आक्रमण को प्रेरित करता है। कात्यायन का क्रम 
अधिक सूत्रानुसारी है, क्योंकि वहाँ ऋत्विक्‌ के फल का निर्देश ऋत्विक्‌- 
मुख से कराया है, जबकि दूसरे क्रम में विपरीत है । यह क्रियाकलाप किसी 
अदृष्टविशेष का जनक हो, ऐसी कल्पना भी उपहासास्पद प्रतीत होती 
है 

१. “बहि' इकारान्त पद अमरकोश में अपठित है। आप्टे के संस्कृत-हिन्दी कोष 
में इसे 'कुश' पद का पर्यायवाची बताया है। 'कुछ' और '“दर्भ' समानार्थक 
पद हैं; 'दर्म' हिन्दी में 'दाभ' वोला जाता है । कुश का हिन्दी में वही रूप 
है। इससे ज्ञात होता है, दाम अथवा कुश घास का अन्य नाम बहि है । इस 
घास का अग्रभ्माग तीखा होता है। 


अथ तृतीयाष्याये अष्टम: पाद: ६६१ 


बेदि के घ्॒म हैं--रेखा से चिह्नित करना, उपयुक्त साधन (ईंट, शुद्ध रेता आदि) 
से उसे बनाना, उचित स्थान पर बिछाये गये बहि पर हृविद्रव्यों का रखना 
आदि। इस प्रकार का द्रव्य-संस्कार प्रत्येक कर्म में करना अपेक्षित होता है। 
इसी अध्याय के सातवें पाद के प्रारम्भिक पाँच सूत्रों में यही सिद्धान्त निश्चित 
किया है। यह सामान्य सिद्धान्त है। यहाँ इसका सन्निवेश आगे प्रतिपाद्यमान 
कतिपय अपवाद बताने की भावना से किया गया है ॥३०॥ (दि द्रव्यसंस्का र- 
स्याज्रप्रधानाथंताधिकरणम्‌ू--१५) । 


(अपूर्वप्राकृतधर्माणां विक्तावसम्बन्धाधिकरणम्‌--१६) 


ज्योतिष्टोम में अग्नीषोमीय पश्लु का उल्लेख है--'यो दीक्षितो यदग्नी- 
बोमीय॑ पशुमालभते' जो दीक्षित हुआ व्यक्ति अग्नि और सोम देवतावाले पशु का 
आलभन करता है। उस प्रसंग में वाक्य हैँ--बॉहिषा यूपाक्टमवस्तृणाति' बहि 
घास से यूप के गड्ढे को ढाँपता है, अथवा यूपगर्त पर बहि घास डालता है। अन्य 
वाक्य है--'आज्येन यूपमनक्ति' आज्य से यूप को आँजता है, अर्थात्‌ चिकना 
करता था चुपड़ता है। इनमें सन्देह है---ग्रूपप्तं को ढकने के लिए जो बहि और 
यूप को आंजने के लिए जो आज्य है, क्या उनमें--प्रकृतिभत दर्श-पूर्णमास में 
कहे गये---बहिं-आज्य धर्म करने चाहिएँ ? अथवा नहीं करने चाहिएँ ? 

ये बहि के धर्म हैँ--जंगल में जाकर काटना (->लवन), बाँधकर लाना 
(>-सम्भरण), जल से घोता (उ््रोक्षण), यरथास्थान गतें पर रखना 
(+-सन्नहन्न) आदि । आज्य के धर्म हैं--पिघलना (--विलापन), आग पर 
से उतारे गये आज्य को पत्नी के द्वारा देखना (--पत्न्‍्यवेक्षण ), आवश्यकता होने 
पर उसे पुनना-छानना (5-उत्पवन") आदि। बहि से यूपगर्त को ढाँपना और 
आज्य से यूप को आजता, ये दर्बें-पूर्ण मास प्रधान याग के अज्जु भूत कर्म हैं, अर्थात्‌ 
ये उनके विकृृतियाग हैं। ऐसी स्थिति में यही प्राप्त होता है कि 'प्रक्तिवद्विकृति: 
कत्तंव्या' अतिदेश-वाक्य के अनुसार प्रकृतियाग्र में कहे धर्म विक्ृति में होने 
चाहिएँ। बहि और आज्य के--प्रकृतियाग में कहे--धम्मं सावंत्रिक हैं। अतिदेश- 
वाक्य से यहाँ भी प्राप्त हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि पशुयाग से सम्बद्ध 
बहिं और आज्य निष्प्रयोजन नहीं हैं । ऐसा प्राप्त होते पर आचार्य सूत्रकार ते 
बताया-- 


१. उत्पवन उस संस्कार को कहते हैं, जो पात्र में स्थित द्वव, द्रव्य आज्य आदि 
का दोनों हाथों से पवित्र-संज्ञक दो कुशाओं को परस्पर असंसुष्ट रखते 
(परस्पर न मिलाते ) हुए पकड़कर उनसे द्रव्य के ऊपर के भाग का चलाना 
होता है। (यु० मी०) 


ध्ध्र मीमांसा-दर्शन 


निर्देशात्ु बिकृतावपूर्वस्थानधिकार: ॥३१७ 

[तु] 'तु! पद पूर्वेकथन की निवृत्ति का द्योतक है । तात्पर्य है--'बूपगर्त को 
ढाँपने के लिए कहे गये बहि में प्राकृत बहिधर्म, तथा यूपाज्जन में प्रयुक्त आज्य 
में प्राकृत आज्यधर्म करने चाहिएँ यह कथन युक्‍त नहीं है। [अपूर्वेस्य ] प्रक्रति- 
भूत याग में कहे गये अपूर्वोत्पादक द्रव्यघर्म का [ विक्ृतौ ] विक्ृति में [ निर्देशात्‌ ] 
अतिदेश-वाक्य से [अनधिकारः] अधिकार नहीं होता। तात्पर्य है, प्रकृति के वे 
धर्म अतिदेश से विकृति में प्राप्त नहीं होते । 

प्रकृति से विक्ृति में उन्हीं धर्मों का अतिदेश होता है, जो विदक्षति में प्रयुक्त 
होकर प्रधानकर्मजन्य अपूर्व की उत्पत्ति में सहयोगी होते हैं। प्रकृतियाग में 
बहि का संस्कार प्रधानयाग की ह॒वियों के आसादन के लिए होता है--'बहिषि 
हवींष्यासादयति' ऐसे ही संस्कृत हथि से यागानुष्ठान किया जाता है | यदि इस 
संस्कार धर्म की उपेक्षा की जाय, तो याग विगुण होकर अभिलधित अपूर्व फल 
को उत्पन्न करने में असमर्थ रहता है,। पशुयाग-सम्बद्ध बह और आज्य ऐसे नहीं 
होते, अर्थात्‌ अपूर्वोत्पत्ति में सहयोगी नहीं रहते । इसलिए प्रकृतिघर्मों का यहाँ 
अतिदेश नहीं होगा। उक्त सिद्धान्द दशमाध्याय प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण में 
प्रतिपादित किया है। 

बहिं और आज्य के ये धर्म दक्शे-पूर्णमास प्रधान याग में कद्दे गये हैं; पर 
अनुष्ठेय वहीं होते हैं, जहाँ प्रधान याग के उपकारक हैं। जो धर्म प्रधात का उपकार 
करनेवाले होते हैं, उनका विक्रृति में अतिदेश किया जाता है। कारण यह्‌ है कि 
अतिदेश-वाक्य अपनी प्रवृत्ति में प्रधान कर्म की अपेक्षा करता है, घर्म की अपेक्षा 
नहीं करता । अतिदेश-वाक्य की ऐसी समानता प्रधान कर्म के साथ है, द्वव्य- 
धर्मों के साथ नहीं । हे 

कहा जा सकता है, यदि अतिदेश-वाक्‍्य से प्रकृतिगत द्रव्यधर्म विकृति में यहाँ 
नहीं आते, तो सान्लिध्य से आ सकते हैं; ऐसा क्यों न माना जाय ? प्रकृतियाग 
के सान्तिध्य में ही विकृतियाग पठित हैं, तब प्राकृत धर्मों की प्राप्ति विक्ृति में 
माननी चाहिए। 

ऐसा कहना भी युक्‍त नहीं है। समीपपठित पद भी जब अन्य प्रयोजनवाला 
होता है, अर्थात्‌ अन्य से सम्बद्ध होता है, तो समीपपठित पद के साथ भी उसकी 
एकवाक्यता नहीं होती; जैसे-'भार्या राज्ञः पुरुषों देवदत्तस्थ' में षष्ठबन्त “राज 
पद की, समीपपित भी पुरुष के साथ एकवाक्यता नहीं होती, क्योंकि 'पुरुष-पद 
का सम्बन्ध देवदत्त के साथ है। इसीलिए यहाँ इन पदों का परस्पर समास नहीं 
होता, फिर दुरस्थित के साथ सम्बन्ध का अवसर ही नहीं । 

किसी वा भी अज्भुभाव श्रधान की अपेक्षा से जाना जाता है। यदि प्रधान 


अथ तृतीयाध्याये अष्टम: पाद: ध्श्३े 


को अपने उपकार के लिए उस कर्म की अपेक्षा है, आवश्यकता है, तो वह कर्म 
प्रधान का अद्भू माना जायगा । केवल जतिदेश अथवा सामीध्य से किसी कर्म 
का अद्भुभाव सिद्ध नहीं होता। प्रधानकम में बहिं का प्रयोजन--हविद्रव्य का 
उनपर रखना' है। आज्य का प्रयोजन 'होम' है। परल्तु पशुयाग से सम्बद्ध बहि 
और आज्य के ये प्रयोजन नहीं हैं। इसलिए प्रकृतिगत धर्मों की प्राप्ति वहाँ नहीं 
होगी। 

यदि प्रधान कर्म के उपकार की अपेक्षा कर अतिदेद्य-वाक्य या सामीप्य से 
प्रकृतिगत द्रव्य-धर्मों का विकृति में सन्निवेश माना जाता है, अर्थात्‌ विकृतियाँ 
प्रधान कम की अपेक्षा न कर धर्ममात्र को अपेक्षा करती हैं, तो प्रकृति-विकृति 
उभय के ये साधारण धर्म हो जाएँगे । उस अवस्था में आवश्यक 'ऊह' अनुपपन्‍न 
अनावदयक होगा | तब सौ याग में 'अग्लये त्वा जुष्टं निर्वंपामि' मंत्र में 'अम्नये' 
पद के स्थान में 'सूर्याय' पद का ऊह नहीं होगा, क्योंकि हविनिर्वाप-धर्म प्रकृति- 
विक्ृृति का साधारण है। यदि हविनिर्वाप-धर्म को प्रधान का उपकारक मानें, तो 
आग्तेय याग में 'अग्नि-पद-घटित मन्त्र से किया गया ह॒विनिर्वाप आस्नेय याग में 
उपकारक होगा । सौय॑ याग में 'अग्ति -पद-घदित म्त्र से किया गया हत्िनिर्वाप 
सौर्य याग का उपकारक न होगा। हविनिर्वाप को सौये याग का उफ्कारक बनाने 
के लिए 'सूर्य -पद-घटित मन्त्र से हविनिर्वाप करना होगा। 'सूर्य-पद-घटित कोई 
सन्‍्त्र हृविनिर्वाप का नहीं है । इसलिए 'अग्नि-पद के स्थान में 'सूर्य पद का ऊह 
करना पड़ता है--सूर्याय त्वा जुष्टं निर्वपासि' ऐसा मन्त्रस्वरूप बनाकर 
सौ याग में हवि का निर्वाप करना होता है। फलत: द्वव्य-धर्मों को प्रकृति 
विकृति उभय का साधारण धर्म मानने पर ऊह की आवश्यकता न रहने से 
सौर्य याग में 'अग्नये त्वा' मन्त्र से हंविनिर्वाप सौर्ये याग का उपकारक न होगा, 
जो अनिष्ट है। इसलिए विकृति-पशुयाग में प्रयुक्त बहि एवं आज्य लौकिक ही 
गृहीत होते हैं। उनके लवन आदि एवं उत्पवन आदि संस्कार अपेक्षित नहीं 
हीते ॥३१॥ (इतति आपूर्वआ्राक्षतधर्माणां विक्ृतावसम्बन्धाधिकरणम्‌--१६) । 


(विधृतिपवित्रयो: परिभोजनीयबहिंषा कत्तंव्यता- 

घिकरणम्‌ --१७) 

दछ्षे-पूर्णमास प्रकरण में पाठ [द्र०--आप० श्रौत० १॥११॥७ ] है---'समाव- 
प्रच्छिननाग्रौ दर्भो' प्रादेशमात्रो पवित्रे कुरुते' लम्बाई में एक-जैसे सीधे, बिना कटे- 
टूटे अग्रभागवाले, प्रादेश (अंगूठे से तजंनी तक)परिमाण के दो दर्भों (दाभ, कुश 
घास) को 'पवित्र' बनाता है। इन घास की डंडियों को गूँथकर छल्ला-सा बना 
लेना 'पवित्र' कहाता है। तपाये आज्य को हिलाकर देखने के लिए जिन दो 
कुशाओं का उपयोग किया जाता है, उनको भी 'पवित्र' कहा जाता है। ऐसा ही 


ह्ध्ड मीमांसा-दशन 


अन्य पाठ है--“अरत्निमात्रे विधुती करोति” अरत्नि (बँधी मुट्ठी से कोहनी तक) 
परिमाण के दो दर्भों को 'विधृति' बनाता है । 

बेदि पर बिछाने के लिए कुशा (बहिं>-दर्भ ) घास विधिपुरवेंक तीन या पाँच 
मुद्दी काटकर लाया जाता है। घास का अग्रभाग पूर्व की ओर करके दक्षिण से 
उत्तर की ओर वेदि पर बिछा दिया जाता है। इसके ऊपर एक आस्तरण (घास 
का बिछाना) और होता है, जिसके ऊपर आज्य में सना जुहृ॒पात्र आहुति के 
अनन्तर रख दिया जाता है। कर्म सम्पन्न होने पर यह ऊपर का बिछा घास 
आह॒वनीय में डाल दिया जाता है। इसपर जुहू रक्‍खे जाने से यह्‌ आज्य से सना 
रहता है। नीचे वेदि पर बिछे घास के साथ ऊपर का बिछावन गिल व जाय, 
इसके लिए दोनों के बीच में दो कुशा अरत्नि-परिमाण आड़ी करके बिछाई जाती 
हैं। उन्हीं का नाम 'विधु ति' है। क्योंकि यह ऊपर के बिछावन को चीचे के वेदि- 
बिछावन से अलग करके धारण किये रखती है । 

इन 'पवित्र' और “विधृति' के विषय में सन्देह है--इन्हें बनाने के लिए क्या 
विधिपूर्वक काटकर लाये गये संस्कृत घास का उपयोग करना चाहिए ? अथवा 
अन्य कुशा घास का ? 

यागसम्बन्धी कार्य में संस्कृत कुशा का प्रयोग होता चाहिए । पवित्र और 
विधृति यागसम्बन्धी कार्य हैं, अतः उनके लिए संस्क्ृत कुशा का उपयोग प्राप्त 
होने पर आचार्य सूत्रकार ने बताया-- 


बिरोधे च श्रुतिविशेषादव्यक्तः शेषे ॥३२॥ 

[श्रुतिविश्ेषात्‌] वचनविशेष से [विरोधे ] विरोध होने पर [शैषे ] वेदि- 
ल्‍्तरण से बचे अन्य कार्य---पवित्र व विधृति आदि काये में [च] भी [अव्यक्तः | 
संस्कार-धर्म रहित बहिं ग्रहण किया जाता है। 

वेदि को कुशा से आच्छादन करने के लिए वचनविशेष है--त्िधातु पह्च- 
धातु वा वहिषा वेदि स्तुणाति'तीन मुद्दी अथवा पाँच मुट्ठी कुशा से बेदि को ढकता 
है। जो कुशा वेदि-आच्छादन के लिए विधिपुर्वंक काटकर लाया जाता है, उक्त 
बचन के अनुसार उसका विनियोग वेदि-आच्छादन में ही हो सकता है, अन्य 
कार्य-पवित्र-विधृत्ति आदि में नहीं। यदि उस कुशा का उपयोग इन कार्यों में किया 
जाता है, तो उक्त वचनविशेष के साथ इसका विरोध होगा। वचन में स्पष्ट 
'वेदि स्तुणाति' पद हैं; यहाँ पवित्र अथवा विधृति का कोई संकेत नहीं है। अन्यत्र 
भी कोई ऐसा बचन नहीं है, जिससे यह जाना जाय कि वेदि-आच्छादन के लिए 
लाये गये कुशा का पवित्र व विधृति के रूप में उपयोग हो सकता है । इसलिए 
जो कुशा वेदि-आच्छादन. में विनियुक्त है, उसका कोई अंश अन्य कार्य के उपयोग 
में नहीं लाया जा सकता। फलत: जैसे पूर्वोक्त यूप के गड्ढे को ढकने के लिए 


अथ तृतीयाध्याये अष्टम: पाद: श्ध्श्‌ 


असंस्क्ृत्‌ बहि का उपयोग किया जाता है, ऐसे यहाँ भी पवित्र व विधृति कार्य में 
असंस्कृत बहि का ग्रहण किया जाता है। असंस्कृत बहिं को प्रस्तुत प्रकरण में 
'परिभोजनीय' नाम दिया गया है। 

उक्त वाक्य में 'त्रिधातु, पऊचधातु' पद क्रियाविशेषण हैं। क्रिया-विशेषण 
नपुंसकलिज्ञ एकवचनान्त होता है, जैसा यहाँ प्रयुकत है। “घातु' पद आधारभूत 
अर्थ को अभिव्यक्त करता है। ऋग्वेद तथा अन्य वैदिक वाड्मय में अनेकत्र 
“त्रिधातु' पद का प्रयोग हुआ है । उत्त स्थलों के अनेक प्रसंगों में 'त्रिघातु' पद से 
जगद्गचना के मूलभूत आधार 'सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌' तत्त्वों का संकेत किया गया ज्ञात 
होता है। अभिवानशास्त्र व्याकरण में भी व्यवहाय नाम-पदों के निवंचन के 
आधारभूत शब्द-समुदाय को “धातु” नाम से कहा गया है। स्वयं 'धातु' पद में 
धारणार्थक “घा! धातु प्रयुक्त है । प्रस्तुत असंग में भी 'धातु -पद आधारभूत अर्थ 
को अभिव्यक्त करता प्रतीत होता है । वेदि पर जो कुशा बिछाया जाता है, वह 
अन्य यज्ञिय कार्यों का आधारभूत है' ॥३२॥ (इति विधृतिपवित्रयों: परिभोज- 
नीयबहिंषा कत्तेव्यताधिकरणम्‌--१७) । 


(प्राकृतपु रोडाशादीनां निधानाधिकरणम्‌--१८) 


ज्योतिष्टोमप्रसंग में पाठ है--'पुरोडाशशकलमैन्द्रवायवस्य पात्रे निदधाति, 
धाना आदिवनपात्रे, पयस्यां सेत्रावरणपात्रे * --पुरोडाझ् के टुकड़े को इन्द्र-बायु 
देवता के पात्र में रखता है, घान की खीलों को आश्विन (अश्विनी देवता के) 
पात्र में, तथा पयस्था (खीर) को मित्र-वरुण देवता के पात्र में । यहाँ संशय 
है--क्या पुरोडाश-शकल आदि का विशेष देवताओं के पात्रों में निधात ( रक्‍्खा- 
जाना) प्रकृत पुरोडाश आदि का होता है ? अथवा अन्य पुरोडाश आदि का ? 
इस विषय में कोई विश्वेष निर्देश न होने के कारण किसी भी पुरोडाश आदि का 
निधान-कर्म प्राप्त होने पर, आचार्य सूत्रकार ने बदाया-- 


अपनयस्त्वेकदेशस्य विद्यमानसंयोगात्‌ ॥३३॥ 


[तु] 'ठु' पद संश० ”, विकल्प के उस पक्ष को व्यावृत्ति का द्योतक है, 
जिसमें यह कहा गया है कि अन्य पुरोडाझ आदि से निधान-कर्म किया जाय। 
तात्पय॑ है--अन्य पुरोडाश आदि से तिधान-कर्म नहीं करता चाहिए। यहाँ चालू 


१. "त्रिधातु” पद-विषयक विशेष जानकारी के लिए द्रष्टव्य है--हमारी रखता 
सांख्य सिद्धान्त! पृष्ठ ३७१ से प्रकरण की समाप्ति तक। 

२. वाक्यों के लिए द्रष्टव्य हैं--आप० श्लौ० १२३२५॥६॥। कात्या० श्लौ० 
६११२३ ॥ 


६६६ सीमांसा-दर्शन 


प्रसंग में विद्यमान पुरोडाश के [एकदेशस्य] एक उपयुक्त भाग का [अपनयः | 
उसके अपने स्थान से हटाया जाना कहा है, [विद्यमानसयोगात्‌ ] वत्तमान चालू 
या में उपयोग के अनतन्तर बचे 'पुरोडाश शकल' के साथ द्वितीया विभक्ति 
(पुरोडाशशकलं '* निदधाति) का संयोग होने से । 

किसी वत्तंमानकालिक क्रिया से सम्बद्ध विद्यमान द्रव्य में द्वितीया विभक्ति 
का प्रयोग होता है, अनुपस्थिति में नहीं। चालू याग के प्रसंग में जो पुरोडाश 
उपस्थित है, उसी के शकल >-यागोपयोग से अवश्िष्ट भाग को ऐन्द्रवायब-पात्र 
में रखा जाता है। ऐसे ही अन्य बचे द्रव्यों--धाना व पयस्या (खीर)--को 
निर्दिष्ट पात्रों में रक्खा जाता है। अन्यत्र भी उक्त प्रकार के प्रसंगों में द्वितीया 
विभक्ति का प्रयोग विद्यमान द्रव्य में ही देखा जाता है, जैसे 'पविज्रेणाज्यमुत्पु- 
नाति' वाक्य में पवित्र से वत्तमान आज्य का उत्पवन किया जाता है, अन्य अनु- 
पस्थित आज्य का नहीं। ऐसे ही चालू वत्तमान याग में उपस्थित पुरोडाश के 
उपयुक्त भाग से बचे हुए अंडा (--झकल) को निदिष्ट पात्र में रक्वे जाने का 
कथन है । 

यहाँ जिज्ञासा है--चालू प्रकृतियाग में पुरोडाश कौन-सा है ? अर्थात्‌ किस 
द्रव्य से तैयार किया गया पुरोडाश यहाँ प्रकृत है ? प्रसंग-प्राप्त है ? 

ज्योतिष्टोम छह दिन में अनुष्ठेय याग है। धवाँ दिन प्रधात सोम आहुतियों 
का है, जो तीन सवनों के रूप में दी जाती हैं--प्तःसवन, माध्यन्दित सवत्त, 
तृतीय सबन । इसी के अनुसार दिन का 'सुत्या' नाम भी है । पारम्परिक आचार्यों 
के निर्देशानुसार इस दिन यागसम्बन्धी जो पशु उपस्थित किया जाता है, उसके 
मांसखण्ड से जो पुरोडाश तैयार होता है, वह पशु-पुरोडाश ही प्रक्ृत में अभिप्रेत 
है। मै त्रायणी संहिता [३६॥५] में पाठ है--बपया प्रातःसबने प्रचरन्ति, पुरो- 
डाशेन माध्यन्दिने सवने, अज्जेस्त्तीयसवने' वा से प्रात:सवन में, पुरोडाश से 
माध्यन्दिन सबन में, अज्जों से तृतीय सवन में आहुतियाँ दी जाती हैं। यह्‌ सबनीय 
पशु मेष (--मेंढा) होता है। 

वैदिक वाइमय के यागीय भश्रसंगों में जहाँ साधारण रूप से हवि-द्रव्यों का 
उल्लेख किया गया है, वहाँ मांस-हुवि का उल्लेख उपलब्ध नहीं होता । हृवि-द्रव्य 
के हूप में जिन द्रव्यों का नाम लेकर उल्लेख हुआ है, वे हैं --धाना, करंभ, पुरोडाश, 
पयस्या, आसिक्षा आदि। इलमें एक नाम 'पुरोडाश' है। पुरोडाश उपादान- 
द्रव्य को पीसकर ही बन सकता है । मीमांसा-सा हित्य के पश्चुयराग-प्रसंगों में प्रायः 
स्वेत्र 'पशुपुरोडाश' पद का प्रयोग देखा देता है । क्धा इसका यह अर्थ सम्भव है 
कि पश्ु-मांस से तैयार किया गया पुरोडाश' ? पर मांस को पीसा नहीं जा 
सकता । उसे निरन्तर काट-काटकर बारीक किया जाता है; उसे लौह शलाका 
पर चिपकाकर भूना जाता है| यदि उसे अपुप (पुआ) की आकृति में सेककर या 


अथ तृतीयाध्याये अष्टम: पाद: ह्६७छ 


भूनकर 'पुरोढाश' का रूप दिया जाय, तो भी बिना पिसे उपादान-द्रव्य से बनाया 
गया वह हवि शास्त्रीय दृष्टि से 'पुरोडाश' नहीं कहा जा सकता। पुरोडाश वही 
है, जो पिसे हुए अन्त से बनाया जाता है। फिर यह समस्त शास्त्र में उल्लिखित 
पशु पुरोडाश' क्या है ? 

यदि पिसे अन्न में मांस के सूक्ष्म -- अत्यल्पकाय >- टुकड़े गिलाकर पुरोडाश 
तैयार किया जाता है, तो उसे 'पशु पुरोडाश' नहीं माना जा सकता; क्योंकि 
मुख्य उपादान-द्रव्य पिसा अन्त है। क्या शास्त्र में कहीं ऐसा विधान है कि 
पिसे अन्न में पशुमांस मिलाकर 'पश्लुपुरोडाश' तैयार किया जाय ? ऐसा उल्लेख 
कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता । इससे ज्ञात होता है, 'पशुपुरोडाश' की कल्पना का 
शास्त्रीय जाधार कुछ नहीं है । याज्ञिकों की रसनाजोंलुपता का ही यह जघन्य 
परिणाम कहा जा सकता है । 

मैत्रायणी संहिता [३६४] के पाठ में “प्रचरन्ति' क्रियापद है। 'वपया 
प्रातःसबने प्रचरन्ति' का अर्थ समझा जाता है, प्रात:सबन में वपषा (चरबी) से 
आहुति दी जाती है (>प्रचरन्ति)। “प्रचरन्ति' का “आहुति देना' अर्थ कैसे 
कर लिया गया ? यह चिन्त्य है। 'प्र' उपसमंपूर्वक “'चर्‌' धातु का अथं प्रचार 
करना--घोषणा करना--कक्‍्यों नहीं ? यह गति---अर्थवाला धातु है, किये जाते 
कार्य को गति देना, उसकी घोषणा करना ; अमुक कार्य अमुक साधन द्वारा सम्पन्त 
हो गया,--थह घोषणा की जाती है, अथवा यह्‌ प्रचारित किया जाता है। 

यज्ञ के प्रारम्भ-काल में यागानुष्ठात-अवसर पर पश्नु मारे नहीं जाते थे, 
प्रत्युत उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एकत्रित किये जाते थे । इस विषय 
का विस्तृत विवरण भूमिका में द्रष्टव्य है। छह-दिव-साध्य ज्योतिष्टोम का 
पाँचवाँ दिन अमावास्या आता है। अन्तिम तीन दिनों (-> चतुर्दशी, अमावास्या, 
शुक्ल प्रतिपदा) में स्थानीय सब पशुओं को एकत्रित किया जाता था, यह सामा- 
जिक व प्रशासकीय व्यवस्था थी। यागानुष्ठान कोई भी यजमान करे, पर उस 
अवसर पर समाज व प्रशासन के विशिष्ट मूर्द्धन्य व्यक्ति संगत होते थे । इस अवसर 
से लाभ उठाने के लिए पशुओं की स्वास्थ्य-परीक्षा का भी कार्यक्रम बना लिया 
जाता था। यज्ञ करनेवाले उस कार्य को करते थे | यह कार्य याग् के अन्तिम तीन 
दिनों में सम्पन्न किया जाता था । इन तीन दिनों के बीच का दिन, मुख्य होम का 
दिन अमावास्या रहता है। क्योंकि यह मुख्य होम का दिन था, और इस दिन 
तथा इसके दोनों ओर (पहले-पीछे) के दिन पश्चुओं का स्वास्थ्य देखे जाने के लिए 
निर्धारित थे, सम्भवतः इसी कारण अमावास्या के दिन अचनुष्ठित होनेवाली 
इष्टि का नाम' दर्श| रख दिया गया, अथवा इस आधार पर प्रसिद्ध हो गया। 

इन तीन दिनों में एकत्रित किये जानेवाले पश्षु भी यथाक्रम तीन भागों में 
विभक्त थे--अग्नीषोमीय, सवनीय, अनुवन्ध्य । पहले दिन के परीक्षय पशु अग्नी- 


द्ध्८ मीमांसा-दशन 


घोमीय -- क्ृषि में कार्य करनेवाले केवल वृष --बलीवर्द --बैल होते थे । समाज 
क्रषिप्रधान होने से इनकी परीक्षा के लिए पहला पूरा दिन नियत था । इनकी 
परीक्षा, कार्य देखकर तथा अन्य अपेक्षित साधनों के अनुसार की जाती थी। 
इसलिए अगला जअमावास्या का द्विन इसके पूर्ण विश्राम के लिए नियत था। इसी 
कारण आज भी उसी का प्रतीकरूप समस्त भारत में कृषिजीवी व्यक्ति अमावास्या 
के दिन बैल के कन्धे पर जुआ नहीं रखता, उन्हें पूर्ण विश्राम देता है । 

दूसरा दिन संवनीय पशुओं की परीक्षा का हैं। सवनीय पशु हैं--मेष-मैषी, 
अज-अजा, मेंढा-भेड़, बकरा-बकरी । सबन (सोमाहुति) के दिन उपस्थित होने 
से इनका 'सबनीय' नाम है। इनकी संख्या अधिक होती है । इनकी स्वास्थ्य-परीक्षा 
का स्पष्ट साधन है--देह का मोद्य-ताजा, चरबीयुक्त होना । मैत्रायणी संहिता के 
उक्त वचत का विनियोग इसी परीक्षा में है | सर्वप्रथम उन पशुओं को अलग छाँट 
दिया जाता था जिनके देह मांसल, चर्बीयुक्त हैं। ये स्वस्थ-नी रोग हैं, यह घोषणा 
कर दी जाती थी। 'वषया प्रात:सबने प्रचरन्ति' का यही तात्पय॑ है; चर्बी से 
आहुति देना नहीं । 

इन पश्षुओं में जो संदिग्ध व निश्चित रोगी समझे जाते थे, उन्हें चारे पर 
चेर दिया जाता था, स्वस्थ पशुओं की परीक्षा के अनन्तर। “चर्‌' घातु भक्षण अर्थ 
में भी है। 'माध्यर्दिने पुरोडाशेन प्रचरन्ति' का यही अर्थ है। माध्यन्दिन सवन 
के अवसर पर उन रोगी पशुओं को चारे पर छोड़ा जाता था, यह भी उनकी 
स्वास्थ्य-परीक्षा का एक साधन था। वाबय में 'पुरोडाश'-पद पशु-खाद्य का उप- 
लक्षण व प्रतीक है। 'पशुपुरोडाश' का यही तात्यय॑ सम्भव है। प्रस्तुत अधिकरण 
के भाष्यनिदिष्ट मूल वाक्य में भी केवल 'पुरोडाश' पद है, 'पशुपुरोडाश' नहीं। 
पशु-मांस से बने पुरोडाश की कल्पना नितान्त निराधार है। तृतीय सबन के 
अवसर पर रोगी पद्ुओं के एक-एक अंग की परीक्षा.कर उनके रोगतिवारण के 
उपायों की घोषणा की जाती थी। “अज्जेस्तृतीये सबने प्रचरन्ति' का यही 
तात्पये है। 

तीसरे अन्तिम दिन 'अनुबस्ध्य पञ्नु' परीक्षा के लिए लाये जाते थे, जिनमें 
शेष सभी पशु होते थे--गाय, बछियाँ-बछड़े, ऊँट, घोड़ा, हाथी, गधा, सच्चर 
आदि । 

प्रस्तुत अधिकरण में जिस पुरोडाश के ऐन्द्रवायव-पात्र में निधान का विधान 
है, वह पिष्ट अन्त का ही पुरोडाश सम्भव है। साथ में धाता और पयस्या में भी 
अस्न का प्राधान्य है। मांस का यहाँ संकेत भी दूर तक नहीं। उन याज्ञिकों की 
बुद्धि पर कैसे परदा पड़ गया था ! ॥३३॥(इति प्राकृतपुरोडाशादीनां निधाना- 
घिकरणम्‌---१८)। 


अथ तृतीयाध्याये अष्टम: पाद: ६६६ 


(कास्येष्टिषूपांशुत्वधर्मस्य प्रधानाथताधिकरणम्‌-- १६) 

अधान कास्येष्टि प्रकरण में पाठ है --'बन्ञाथर्वणं वे काम्या इष्टय:, ता 
उपांशु कत्तैव्या:' अथ्वृवेदसम्बन्धी यज्ञ काम्य इष्टियाँ हैं। उनका अनुष्ठान उपांशु 
करना चाहिए। उपांशु का तात्पर्य है--मन्त्र का उच्चारण होठों के भीतर की 
ओर मुंह में ही किया जाना, जो बाहर सुनाई न दे । यह आथर्वण यज्ञ की रहस्य- 
मयता को अभिव्यक्त करता है। यहाँ सन्देह है--प्रधान काम्येष्टियों के प्रकरण 
में पित उपांशुत्व-धर्म प्रधात और अज्भभूत सभी काम्येष्टियों के लिए है ? अथवा 
क्ेवलः प्रधान काम्येष्टियों में किया जाय ? प्रधान कम सें विहित धर्मों को अद्भू- 
भूत कर्मों में भी उसी प्रकार स्वीकार किया जाता है; इसलिए यहाँ भी प्रधान 
काम्येष्टि-प्रकरण में पठित उपांशुत्व-धर्म प्रधाव और अज्भ सभी कास्येष्टियों में 
स्वीकार किया जाता चाहिए । इसी भाव को आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्षरूप में 
सूत्रित किया-- 


विकृतौ सर्वार्थ: शेष: प्रकृतिकत्‌ ॥३४॥॥ 

[बिकतो ] विकृति --कास्येष्टियों के प्रकरण में पढ़ा गया | शेषः | उपांशुत्व- 
धर्म [सर्वार्थ:] प्रधान और अज्भ सभी काम्येष्टियों के लिए है, [प्रक्रतिवत्‌ ] 
प्रकृति के समान । जैसे प्रकृतियाग में पठित आज्यधर्म और वेदिधर्म सभी प्रधान 
व अद्भु-कर्मो में समान रूप से माने जाते हैं, वैसे यहाँ भो उपांशुत्व-धर्म सबके 
लिए माना जाता चाहिए। 

सभी काम्येष्टियाँ 'विक्ृति'-याग होती हैं। काम्येष्टियों में भी परस्पर 
प्रकृत्ति-विक्ृतिभाव अर्थात्‌ प्रधान-अद्भभाव रहता है। जैसे प्रकृतियाग में पठित 
आज्यधरम-वेदिधर्म आदि समान रूप से विक्ृतियागों में स्वीकार किये जाने से 
सर्वार्थ हैं, ऐसे ही प्रधान कास्येष्टि-अकरण में पठित उपांजुस्व-धर्म-प्रधान-अज्भु 
दोनों प्रकार की काम्येध्टियों में स्वी कार किया जाना चाहिए ॥ रे४॥ 

आचार्य सूत्रकार ने पूर्वपक्ष का समाधान किया-+७ 


मुख्यार्थों वा$ड्भस्याचोदितत्वात्‌ ॥३५७ 


[वा] 'वा” पद उक्त पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति का च्योतक है। ताले है-- 
उपांशुत्व-घर्म प्रधान और अज्ञ॒ उभय काम्येष्टियों का नहीं है, [ मुख्यार्थ:] प्रधान 
काम्येष्टि के लिए है। भाष्यकार शबर स्वामी ने 'वा' पद 'एव अर्थ में माना है। 
तब सूत्रार्थ होगा--प्रधान काम्येष्टियों के ही लिए उपांशुत्व-धर्म है; [अज्जुस्य ] 
अज्भ के [अचोदितत्वात्‌ ] वाश्य द्वारा विहित न होने से । 

कास्येप्टियाँ प्रधात और अद्भ दोनों प्रकार की हैं। या: काम्या इष्टय:, ता 
उपांशु कत्तंव्या:' वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि विशेष फनप्राप्ति की कामना से 


छ०० सीमांसा-दशेन 


जिस इष्टि का अनुष्ठान किया जाता है, उसी के साथ उपांशु इतिकत्तैब्यता का 
सम्बन्ध है। वही प्रधान काम्येष्टि हैं। अज्ध भूत काम्येष्टियों का कोई अतिरिक्त 
फल नहीं होता । उनका अनुष्ठान प्रधान कास्पेष्टि की सम्पन्तता के लिए किया 
जाता है। अत: उपांशुत्व-धर्म केवल प्रधान काम्येष्टियों के लिए है ॥३५॥ (इति 
काम्पेष्टिषूपांशुत्वधर्मस्थ प्रधानार्थताईघिकरणम्‌-- १९) । 


(झ्येनाज्ानां नवनीता55ज्यताउधिकरणमू--२० ) 

इयेनयाग-प्रकरण में पाठ हैं--दृतितवनीतमाज्यम्‌” दृतिपात्र' में रक्‍्खा 
हुआ नवनीत जाज्य होता है। यहाँ संशय है--व्या नबनीत आज्य का आहुति 
आदि द्वारा उपयोग प्रधान ह्येचयाग में करना चाहिए ? अथवा उसके अद्भभूत 
दीक्षणीय आदि इष्टियों में ? प्रधान श्येनयाग के प्रकरण में पठित होने से प्रधान- 
कर्म में ही इसका उपयोग होना चाहिए। ऐसा प्राप्त होने पर आचाय॑े सूत्रकार ने 
बताया -< 

सन्निधानविशेषादसम्भवे तदड्भानाम्‌ ॥३६॥ 


[सब्निघानविशेषात्‌ ] सब्निघान+-सामीष्यविश्लेष से श्येनयाग में सोम की 
आहुतियाँ होने के कारण [अप्तम्भवे ] नवनीत आज्य का उपयोग असम्भव होने 
पर [तदज्जानाम्‌ ] श्येतयाग के अज्ञ दीक्षणीय आदि इष्टियों के सम्बन्ध में नव- 
नीत आज्य का उपयोग युक्त है । 

इ्येनयाग ज्योतिष्टोम याग का विक्रृति है। ज्योतिष्टोम सोमसाध्य याग है। 
यहाँ मुझ्य आह॒तियाँ सोम की दी जाती हैं। “प्रकृतिवद्विक्ृति: कत्तंव्या' प्रकृति के 
समान चिकृति में करना चाहिए, इस अतिदेश-वाक्य के बल से .ज्योतिष्टोम का 
साधन-द्रव्य सौस उसके विक्ृति र्येनयाग में प्राप्त हो जाता है। सूत्र में इसी तथ्य 
को 'सन्निधिविशेष' पद से कहा गया है। ऐसी स्थिति में श्येतयाग का साधव- 
द्रव्य सोम ही सम्भव हैं, नवनीत आज्य नहीं । पर वह श्येनयाग के प्रकरण में 
पठित है । वह पाठ निष्फल न हो, इसलिए नवनीत आज्य को इयेवयाग के अज्भ 
दीक्षणीय आदि इष्टियों का धर्म मानता युक्त है, अर्थात्‌ आहुतिरूप से नवनीत 
आज्य का उपयोग श्येन की अद्भू भूत इष्टियों में होता है। इससे प्रकरण भी 


३. द्रष्टव्य --बौधा० श्रौत० २२।१७। भाग रे, पृष्ठ १४१, पंक्ति १३-१५-- 
'दूर्ति वा विना् वा रथ आधाय परिहरेत्‌, यत्तत्र नवनीतमुत्सीदेत्‌ तदज्यं 
स्थादिति' । (यु० मी०) | 

२ च्म-निर्मित पात्र का नाम 'दृत्ति' है । दूतेः पात्रादिवोदकम्‌' सनु० २।६६॥ 
'दुति जलाधार चमंकोशम्‌', याज्ञ०्स्पृ० हे।२६८ की व्याख्या । 


अथ तृतीयाध्याये षष्ठ: पाद: ७०१ 


बाधित नहीं होता, और इष्टियों के लिए साधनद्रव्य की आकांक्षा भी पूर्ण हो 
जाती है ॥३६॥ 

शिष्य आशंका करता है--यदि प्रधानयाग के प्रकरण में पठित धर्म को 
उसके अज्भों के लिए माना जाता है, तो अग्न्याघान कर्म की इष्टियों का भी धर्म 
नवनीत आज्य को मानना चाहिए, क्योंकि वे भी श्येन का अद्भ हैं। आचार्य 
सूचकार ने शिष्य-आश्वंका को पूर्वेपक्षरूप में सूत्रित किया-- 


आधाने5पि तथेति चेत्‌ ॥३७॥ 


यदि प्रधान कर्म के प्रकरण में पठित धर्म को प्रधान का धर्म व मानकर, 
उसके अज्भों का धर्म माना जाता है, तो [आधाने] आधान कर्म के अच्तर्गत 
प्वमान आदि इष्टियों में [अपि | भी [तथा | उसी प्रकार तवनीत आज्य का 
उपयोग मानना चाहिए--[इति चेत्‌ | ऐसा यदि कहा जाय, तो--(अगले सूत्र 
के साथ सम्बन्ध है) । 

प्रधान इ्येनयाग में नवनीत आज्य का उपयोग सम्भव न होने से उसके 
अज्जुभूत कर्मों में उपयोग माना जाता है, तो आधान-कर्म के अन्तर्गत पवमान 
आदि इष्टियों में नवनीत आज्य का उपयोग मानता होगा । वे इष्टियाँ भी स्येन- 
बाग की उपकारक होने से उसके अज्भ हैं । पवमान आदि इष्टियों से सँस्क्ृत 
किये गये अग्ति में श्येनयाग अनुष्ठित होता है ॥३७॥ 

आचार्य सूत्रकार ने आशंका का समाधान किया-- 


नाप्रकरणत्वादज्भूस्य तन्निमित्तत्वात्‌ ॥३८॥ 


[न] आघावगत प्रवमान आदि इष्टियों में नवनीत आज्य का उपयोग 
तहीं होता, [अग्रकरणत्वात्‌ ] प्रकरण में न होने से | तात्प्भे है--श्वेनयाग के 
प्रकरण में आधान का उल्लेख या प्रसंग न होने के कारण, [अज्भस्य | जज्भ- 
भाव के [तन्निभित्तत्वात्‌ ] प्रकरण आदि निमित्तवाला होने से । तात्पय है-- 
कौन किसका अज्भू है, यह प्रकरण आदि कारणों से ही जाना जाता है। 

अग्न्याधान एवं उसके अन्तर्गत होनेवाली पवमान आदि इृष्टियों का श्येन- 
याग के प्रकरण में कोई निर्देश नहीं है। इससे जाना जाता है कि अग्न्याघान 
और श्येनयाग का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं । आधात जब्तियों का होता है । 
भले ही उन अग्नियों में ईयेतयाग होता रहे, पर आधान का सम्बन्ध इ्येनयाग 
से नहीं है। आधान का सम्बन्ध केवल अग्नियों से हैं। तब आधान-कर्म तथा 
उसके अन्तर्गत होनेवाली पवमान आदि इष्टियों को इयेन का अज्भ नहीं माना 
जा सकता । इसी कारण पवमान इष्टियों में नवनीत आज्य का प्रयोग प्राप्त 
नहीं होता। प्रकरण अथवा अन्य किसी प्रमाण से आधान और द्येन का 


छ्ण्र मीमांसा-दर्शन 


अज्जाज्जिमाव सिद्ध तहीं है। आधान केवल अग्नि का उपकारक है; उनमें कोई 
भी याग हुआ करें; आधान का उनसे या इ्येतयाग से कोई सम्बन्ध नहीं। फलतः 
इ्येनयाग में पठित नवत्तीत आज्य का उपयोग प्रधान श्येनयाग में सम्भव न होने 
से उसके अजू दीक्षणीय आदि इष्टियों का बह धर्म है, यह प्रमाणित होता 
है।।३८॥ (इति इ्येनाज़ाना नवनीता55ज्यताउघिकरणम्‌---२०) । 


(सर्वेषामेव श्येनाज्ानां नवनीताऊःज्यताउधिक रणम्‌-२१) 

छह-दिन-साध्य ज्योतिष्टोम का पाँचवाँ दित सोमाभिषव का होता है। 
सोमलता को कूटठ छान सोम निकालकर उसी की मुख्य आहुतियाँ दी जाती हैं। 
सोमाशिषव के कारण इसका थास 'सुत्यादिन' भी है। यहाँ सन्देह है--त्या 
सुत्यादिन होनेवाले इयेनयाग के अज्भुभूत कर्मों में ही नवनीत आज्य का उपयोग 
होता है ? अथवा सब काल के श्येतयागीय अजु'कर्मों में ? इसका निर्णय करने के 
लिए आचार्य सूतरकार ने प्रथम पूर्वपक्ष प्रस्तुत किया-- 


तत्काले वा लिड्ादर्शनात्‌ ॥३६॥ 

[वत्काले] सुत्यादिन में होनेवाले स्येनयाग के बज्ञुभूत कर्मों का [वा] 
ही धर्म होता है--नवनीत आज्य; [लिजुदश्नात्‌ ] लिज्ज न्‍- प्रमाण के देखे 
जाने से । 

ज्योतिष्ठोम के चौथे दिन अग्नीषोमीय पक्ुओं का, पाँचवें दित सवनीय 
पशुओं का, छठे दिन अनुबन्ध्य पशुओं का आलभत कहा गया है। परल्तु श्येन- 
याग के प्रसंग में अनुबन्ध्य पक्षुओं का आलमन 'सह पशूनालभते' इस वचन के 
अनुसार सुत्यादिन के सवनीय पशुओं के साथ आलमत माना गया है। इससे 
जाना जाता है कि जो इ्येनयागीय अज़ुकम सुत्यादिन में किये जाते हैं, उन्हीं में 
नवनीत आज्य का उपयोग होना चाहिए, श्येनयाग के सब कालों में होतेवाले 
अज्भंकर्मों में नहीं। 

अनुबस्ध्य पशुओं का लालभन साधारणरूप से ज्योतिष्टोम के अन्तिम छठे 
दिन माना जाता है। परन्तु स्थेनयागीय अनुबन्ध्य पशुओं का आलभन--उक्त 
विज्वेष वचन से सुत्यादिन में आलभनीय सवतीय पशुओं के साथ होना--बताया 
गया है। यह इस तथ्य में प्रमाण है कि नवनीत आज्य सुत्यादिन के स्येनयागीय 
अज्ञकर्मों का ही धर्म है, अन्यकाल में होनेवाले अद्भुकर्मों का नहीं ॥३६॥ 

आचार्य सूत्रकार ने समाधान किया-- 


सर्वेषां वाएविशेषात्‌ ४०७ 
[सर्वेषाम्‌] इ्येनयागीय सब अज्भुकमों का [वा] ही धर्म है--नवनीत 


अधथ तृतोयाध्याये अष्टम: पादः ७०३ 


आजउ4; [अविशेषात्‌ ] उस विषय में कोई विशेष निर्देश न होने के कारण । 

हयेनयाग के सभी अज्जकर्मों का धर्म है--तवनीत आज्य । चाहे वह अज्भु- 
कमे सुत्यादिन में हो, चाहे अन्य काल में । इ्येनयाग-प्रसंग में जहाँ नवनीत आज्य 
ह॒वि का निर्देश किया गया है, वहाँ कोई ऐसा विशेष कथन नहीं है, जिससे यह 
जाना जाय कि इयेनयाग के अमुक अज्जकर्मों में आज्य का उपयोग होता अभीष्ट 
है, अमुक में नहीं । अत: किसी विशेष कथन के न होने से प्रस्तुत विषय में 
सामान्यतः प्राप्त काय॑ का बाध नहीं होता । ज्योतिष्टोम के चौथे दिन अग्तो- 
घोमीय पशुओं के आलभन के अवसर पर पुरोडाश की आहतियाँ अद्भुकर्मों में दी 
जाती हैं । छठे दिन अनुबन्ध्य पशुओं के आलमन के अवसर पर पयस्या की। 
“सह पशूनालभते' वाक्य से पुरोडाश और पयस्या की अपने स्थानों से निवृत्ति 
होकर सवनीय पशुयाग का सुत्याकाल प्राप्त होता है। पर 'दुतिनवनीतमाज्यम्‌' 
के विषय में कोई ऐसा वाक्य नहीं है, जिससे इसे सुत्याकालिक अज्कर्मो तक ही 
सीमित माना जाय । फलत: श्येनयाग के सभी अज्भुकर्मों में नवनीत आज्य का 
आहुतिरूप में उपयोग होता है । 

शिष्य जिज्ञासा करता है--अविशेष क्यों है ? पूर्वपक्षसूत्र में लिझ्डुृदशन' 
विशेष कहा तो है। उसका समाघान होना चाहिए । आचार्य सूत्रकार ने समाधान 
किया -- 


न्यायोक्‍ते लिड्भावशेनम्‌ ॥४१७ 


[व्यायोक्‍्ते ] न्‍्यायानुसार कहे गये अर्थ के विषय में [लिजरदर्शनम्‌ ] लिज्- 
दर्शन अकिड्न्चित्कर है। 

शास्त्रीय व्यवस्था का नाम 'न्याय' है। जो कथन न्यायानुसार होता है, वह 
किसी अन्य प्रकार से बाधित नहीं होता | यद्यपि वाक्य से लिज्भ बलवान्‌ होता 
है, पर 'दृतिनवनीतमाज्यम्‌' वाक्य ज्योतिष्टोम-प्रकरण इयेनयाग-प्रसंग में पठित 
है। समस्त प्रकरण के अज्भुकर्मों में उपयोग के लिए उसका विधात है4 यह 
वाक्यप्रकरण से अनुमोदित हैँ । इसलिए लिज्भु इसका बाघक न होगा। 

इसके अतिरिक्त 'सह पशूनालभते' वचन केवल सहालम्भन का बोध कराता 
है। अज्भुकर्मों में तवतीत आज्य के उपयोग से इसका कोई विरोध नहीं है। 
सहालम्भन-वचन से पूर्वपक्ष का यह समझना कि नवनीत आज्य का उपयोग केवल 
सुत्याकालिक अज्भकर्मों के लिए है--नितान्त भ्रम है। न सहालम्भरूपलिज़ू 
और अन्य कोई ऐसा प्रमाण उपलब्ध है, जिससे, यह प्रमाणित हो कि नवनीत- 
आज्य केवल सुत्याकालिक दयेनयागीय अद्भुकर्मों का धर्म है। इसलिए वाक्य 
और प्रकरण से यह निश्चित होता है कि ज्योतिष्टोमीय समस्त अजुकर्मों में 
नवनीत आज्य का उपयोग होता है, अर्थात्‌ आज्य को आहुतियाँ दी जातो हैं। 


छ्ण्ड सीमांसा-दर्शत 


प्रधान कर्म में आहुतियों के लिए सोम ह॒विद्वव्य निश्चित है । 

पशु-आलमत अपने क्रम में बधावत्‌ होता रहता है। ज्योतिष्टोम-अनुष्ठान के 
छह दिनों में प्रथम तीन दिन विविध इष्टियों के हैं। चौथे दिन अग्नीषोमीय पद्षु 
का आलभन है । पाँचवें दिन सबनीय पशु तथा छठे जच्तिम दिन अवभथेष्टि के 
अनन्तर अनुवन्ध्य पल्ुओं का आालभन किया जाता है। नवनीत आज्य का ज्योत्ि- 
च्टोमीय अज्जुकर्मों में उपयोग पशु-आलभन-क्रिया में कोई रुकावट नहीं डालता। 
पशुयाग से जाना गया पशु-आलभन अपने रूप में स्व॒तन्त्र कर्म है। ज्योतिष्टोम- 
अनुष्ठान-प्रक्रिया अथवा अन्य दरेष्टि आदि की अलुष्ठान-अ्रक्रिया से' इसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है। प्रस्तुत प्रसंग में हविद्वव्य के लिए पशु-पुरोडाश की कल्पना 
नितान्त अव्ञास्त्रीय है। इसका विस्तृत विवेचन [३॥६।२७] सूत्र की टिप्पणी 
अथवा ग्रन्ध की भूमिका में द्रष्टव्य है ।४१॥ (इति सर्वेषामेव ह्येनाज्भानां नव- 
नीता5ज्यताईधिकरणम्‌ू--२१) । 

इयेनयागीय जज्जुकर्मो के होमद्रव्य तवनीत-आज्य-विषयक यह विवेचन एक 
विशेष परिणाम को प्रस्तुत करता है, जिससे यह जाता जाता है कि न केवल 
सुत्याकालिक इ्येनयागीय अज्जुकर्मो में नवनीत आज्य होमद्रव्य है, अपितु सुत्या- 
कालिक ज्योतिष्टोमीय सभी अज्भुकमों का यहूं होमद्रब्य है । सुत्यादिन प्रधात 
कर्म के तीनों सवनों में प्रधान आहुतियाँ सोम की दी जाती हैँ। अज़ूकर्मों में चौथे 
दिन होमद्रव्य पुरोडाश और छठे दित पयस्या है। पाँचवें सुत्यादिन के ज्योति- 
प्टोमीय जज्भकर्मों का होमद्रव्य क्या होगा ? यह जिज्ञासा है। स्येत्यागीय बज्भ- 
कर्मों के होमद्रव्य नवनीत आज्य ,को साव॑त्रिक माता गया, उसमें सुत्यादिन भी 
अन्तहिंत है । इस प्रकार ह्येनयाग के माध्यम से --शैष बचे सुत्यादिन में--ज्योति- 
ष्टोमीय अन्य अद्भू कर्मो का भी होमद्रव्य नवनीत आज्य बताया गया, इस कारण 
इसे श्येतयागीय अज्जकर्मों के लिए सीमित नहीं मात्रा जाना चाहिए। इससे 
स्पष्ट हो जाता हैं, चौथे दिन के अज्भुकर्मों का पुरोडाश, पाँचवें दिन का नवतीत 
आज्य, तथा छठे दिन का पयश्या होमद्रव्य है । इस प्रकार ज्योतिष्टोम के उत्तर- 
भागीय तीन दिनों में अनुष्ठित होनेवाले अज्भूभूत कर्मों का होमद्रव्य आज्या होता 
है, यह निश्चित हो जाता है। 

हमारा विचार है, इस अधिकरण पर यह अध्याय समाप्त हो जाता है। 
कत्तेमान में आगे के तीन सूत्र जैमिति भुनि के पर्याप्त अतन्तर-काल में यहाँ 
प्रक्षिप्त किये गये । सुत्याकालिक अड्भुकर्मों में मांस को हविद्रव्य बताने के लिए 
ये तीन [४२-४४ | सूत्र यहाँ जोड़े गये । इन सूत्रों की अवतरणिका में “'शाकत्या- 
नामयन-संज्ञक छत्तीस-वर्ष-साध्य सच का उल्लेख किया गया है। श्रौत सूत्रों 
[कात्या० २४५२०, तथा आप० २३१११] में, इस सन्न के ह॒विद्रव्य के लिए 
“तरसमया: पुरोडाश:” मांससिद्ध पुरोडाश का विधान उपलब्ध होता है । सत्र- 


अथ तृतीयाध्याये अष्टम: पाद: छ्ण्प्‌ 


संज्ञक कर्मों में सत्रह व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं। उनमें से एक यजमान 
बनता है, शेष सोलह ऋत्विक्‌। क्योंकि सब प्िलकर कर्म को पूरा करते हैं, 
इसलिए सब यजमान भी कहे जाते हैं--'ये यजमानास्त ऋत्विज: जो यजमान 
हैं वे ऋत्विज्‌ हैं। ऋत्विक्‌ कर्म का विधान केवल ब्राह्मणों के लिए है। इसलिए 
सञ्ानुष्ठान में मिलकर कार्य करनेवाले सत्रह व्यक्ति ब्राह्मण ही होते हैं। इस 
प्रकार छत्तीस-वर्ष-साध्य “शाक्त्यानामयनम्‌” नामक सत्र-याग भी ब्राह्मणों द्वारा 
ही सम्पन्न होता है। 

इस सत्र के हृविद्वव्य मांससिद्ध पुरोडाश के लिए मांस प्राप्त करने के विषय 
में आपस्तम्ब श्ौतसूत्र [२३११॥१२-१३] बताता है--संस्थिते संस्थितेष्हनि 
गृहपतिमृगयां याति, स यान्‌ मृगान्‌ हन्ति तेषां तरसा: पुरोडाझ्मा: भवन्ति' 
दैनिक कर्मे-समाप्ति के अनन्तर दिन पूरा होने पर गृहपति (यजमान के रूप में 
काये करनेवाला व्यक्ति) श्रतिरात्रि निरन्तर छत्तीस वर्ष तक आखेट को जाता 
है; वहाँ जिन मृगों को मारता है, उनके मांस से पुरोडाश तैयार किये जाते हैं। 

इस विषय में कतिपय बातें घ्यानपुर्वंक दिचारणीय हैं--.. 


(१) 'शाक्त्यानामयन” नामक सत्र का वर्णन वँदिक संहिताओं में नहीं 
मिलता। उपलब्ध ब्राह्मणग्रन्थों में भी केवल ताण्डय ब्राह्मण के अन्तिम भाग 
[२५७१] में इस सत्र का उल्लेख मिलता है। 

(२) सत्र-याग केवल ब्राह्मणों द्वारा किये जाते हैं। ब्राह्मणों के लिए हिंसा 
सर्वथा वजित है। जो सत्र अघ्वर ( --हिंसारहित ) माने जाते हैं, उस कम में 
ब्राह्मण गृहपति छत्तीस वर्ष तक प्रतिदिन निरन्तर जंगल में जाकर आखेट द्वारा 
मृगों को मारे, इसे कोई समकदार व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता, और न यह 
किसी भी तरह सम्भव है। 

(३) अतीत होता है, इस प्रकार आखेट की बात लिखनेवाला व्यक्ति आखेट 
की अक्िया से सर्वेथा अनभिज्ञ है। जंगल में मृग कोई खूंटे से बंधे हुए नहीं रहते, 
कि वहाँ गये और उन्हें मार लिया । आज जब बन्दूक के द्वारा शिकार (आखेट ) 
किया जाता है, जिसमें जंगली जानवर को मारनाअधिक सुविधाजनक होता है, तब 
मी अनेक बार शिकारी को असफल होकर आता पड़ता है। हांका देकर या पटर 
बांघकर पुरा समय प्रतीक्षा करने पर भी कभी-कभी जानवर घाड़ पर नहीं आता। 
“मृगान्‌ हन्दि' प्रतिदिन बहुत-से मृगों को मारने का लेख नितान्त अव्यवहाय एवं 
मिथ्या है । त सालूम, क्या पीकर लेखक ने यह लिख डाला है ! 


(४) आपस्तम्ब शौतसूत्र [२२११६] में ही अग्नीषोमीय पशु के स्थान में 
अग्नीषोमीय एकादशकपाल पुरोडाझ का ह॒विद्रव्य के रूप में विघान है। इसी 


छ०६ मीमांसा-दर्शच 


प्रकार वहीं [२२।३।११ थें | अनुबन्ध्य पद्ु के स्थान में मैत्रावरुणी जासिक्षा" का 
विघान ह॒विद्रव्य रूप में किया गया है। इससे ज्ञात होता-है, आपस्तम्ब श्ौतसूत्र 
में मृगयासम्बन्धी लेख अनन्तर-काल में प्रक्षिप्त किया गया है। 

(५) गत अधिकरण के अनुसार सवनीय (--सुत्याकालिक) हविद्रव्य 
नवनीत आज्य है । 

(६) पुरोडाश हविद्वव्य घान-यव आदि अन्न की पीसकर बनाया जाता है। 
मांस-खण्डों का अन्न के समान पीसा जाना सम्मव नहीं, तब 'तरसमय--मांस 
का बना पुरोडाश कैसे तैयार किया जा सकता है ? यदि पिसे घान-यव आदि में 
पके मांस का रस मिलाकर पुरोडाश तैयार किया जाता है, तो वह “तरसमय' 
अर्थात्‌ मांसमय-- मांस से बना हुआ नहीं कहा जा सकता। वह तो स्पष्ट अन्नमय 
पुरोडाद होगा । यदि 'ठरस' पद का अर्थ प्रारम्भ में मांसन होकर अन्य कुछ 
रहा हो, तो पुरोडाश के मांसमय होने का प्रश्न ही नहीं उठता । पर उसी के साथ 
मूगया का उल्लेख अन्य अर्थ की सम्भावना को शिथिल करता है। 

* (७) 'शाकत्यानामयनम्‌' के लेखक ने इसके साथ एक कथा जोड़ी है। शक्ति 
मामक ऋषि के वंशज 'झावत्य' नामक ऋषि थे । उनमें से जिस ज्यक्ति ने इस सत्र 
की नींव रक्‍्खी, अर्थात्‌ सर्वेप्रथम इसका अनुष्ठान किया, ताण्डब ब्राह्मण में 
उसका नाम 'गौरविति' लिखा है । ऋग्वेद पठचम मण्डल के उनतीसवें सूकत का 
ऋषि 'गौरिवीति' है। यह पद सूक्‍त की ग्यारहवीं ऋचा में भी निदिष्ट है। 

प्राचीनकाल में एक ऐसा समय आया, जब अपने प्रमाद आदि कारणों से 
लोग वेदार्थ प्रक्रिया की परम्परागत वास्तविकता को विस्मृत कर बैठे । कालान्तर 
में पुन: सामाजिक जागरण का वातावरण उभरने पर तात्कालिक बुद्धिजीवी 
जनों ने वेद के ऐसे पदों को लक्ष्य कर अनेक कहानियाँ बना डालीं, जो पद 
जापातत: किसी के नाम-जैसे प्रतीत होते थे। ऐसी अनेक कथाएँ पुराणों में भरी 
यड़ी हैं | इस स्थिति ने वेदार्थ-प्रक्रि] का एक प्रकार से शीर्षासन-जैंसा कर 
दिया । जो पद किसी व्यक्ति का नाम न होकर साधारण अर्थान्तर को अभि- 
व्यक्त करते थे, उनके आधार पर घड़ी गईं मनमानी कहानियों के अनुसार अब 
ध्ैद वा अर्थ किया जाने लगा। आचाये सायण द्वारा किया गया वेदार्थ प्रायः 
इसी ध्रकार की कहानियों पर आधारित है । “गौरिवीति” पद के साथ ऐसी ही 
एक कहानी जुड़ी है। 

कहानी है, शक्ति ऋषि के वंशज मौरिवीति नामक व्यक्ति ने “यव्यावती' 
नदी के तट पर छत्तीस-वर्षीय सत्र का सर्वप्रथम आयोजन किया । सत्र के 


१. गरम दूध में दही डालने पर उसके फट जाने से जो घना द्रव्य प्राप्त होता है, 
उसका नाम 'आमिक्षा' है---तप्ते पथ्रसि दघ्यानयति सा आसिक्षा। 


अथ तृतीयाष्याये अष्टम: पादः ७०७' 


“झाकत्यानामयनम्‌” नाम का यही आधार है। उसने इस सत्र का अनुष्ठान कर 
अनेक अभिलषित ऋद्धियाँ प्राप्त कीं, और दल पुत्रों को प्राप्त किया । जो कोई 
व्यक्ति इस सत्र का अनुष्ठान करता है, वह भी उक्त फलों को प्राप्त करता है। 

निधण्ट्‌ [१११] के अनुसार 'गौरी” वाणी का नाम है; जो व्यक्ति दक्षता- 
पुवंक वाणी का उपयोग करने में समर्थ हो, वह गौरवीति है । तात्पयं है---किसी 
भी वाम्मी व्यक्ति को इस पद से कहा जा सकता है। यदि कोई व्यक्तिविशेष 
अपना यह नाम रख ले तो भले ही रक्‍्से, पर उसका उल्लेख वेद में नहीं है; 
वहाँ यह पद साधारण 'वास्मी' अर्थ में श्रयुक्त है। यह पद ऋग्वेद [५।२६।११] 
में प्रयुक्त है । 

'यव्यावती' पद ऋग्वेद [६।२७।६]| में है। वहाँ यह पद उस सेना के अर्थ 
में प्रयुक्त है, जो साघारण खाद्य लेकर शत्रु के साथ दृढ़तापूर्वक संघर्ष कर 
सके । ये पद बेद में अपने स्थानों में एक ही बार पठित हैं। परस्पर इनका कोई 
सम्पर्क अथवा अर्थेकृत सम्बन्ध नहीं है। पर आमिष-लोलुप याज्ञिकों ने इन पदों 
पर मनमानी कहानी बनाकर पुनीत यज्ञकमं में निन्दित हिसामूलक आमिष के 
प्रवेश द्वारा उसे बूचड़खाना बना डाला है। 

सायण ने “बव्यावती' पद का अर्थ कोई नदी अथवा कोई नगरी किया है। 
स्पष्ट है, सायण इस पद के वास्तविक अर्थ को समभने में बसमर्थ रहा। साथ 
में यह भी लिखा कि पहली ऋचा [६।२७।५] में प्रमुक्त 'हरियूपीया' पद 
+यब्यावती' का पर्याय है। सायण के इस लेख को आधार मानकर आघुनिक तथा- 
कथित खोजियों ने “हरियूपीया” पद को हरण्पा या हड़प्पा से जोड़ दिया है। 
“अन्धेनैव नीयमाना यथान्धा:' की अन्धपरम्परा का यह अच्छा उदाहरण है । 

याज्ञिकों ने 'शाकत्यानामयनम्‌' की जो यह प्रशंसा की है कि यह सत्र सब 
ऋद्धि-सुख-सम्पदा व पुत्र-सन्तत्ति का देनेवाला है, यह ऐसा ही लगता है, जैसे 
आजकल दवा बेचनेवाले विज्ञापन द्वारा अपनी दवाओं की प्रशंसा छापा करते हैं, 
तथा सड़क पर मजमुआ लगाकर बेचा करते हैं। 

इस विवेचन के आधार पर हमारा विचार है कि चालू तृतीय अध्याय २ (वें 
अधिकरण पर पूर्ण हो जाता है । यह 'शावत्यानामयनम्‌' की अग्रासंगिक मवत्तर- 
शिका भाष्यकार को देनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पहले ही मांसपोषक सूत्रों को जोड़ा 
जा चुका था । अप्रासंगिक इसलिए लिखा कि सोमयाग में प्रधान आहुतियाँ सोम 
की, और अज्भुकर्मों में प्रोडाश, नवनीत आज्य व आमिक्षा ब पयस्था की 

। निश्चित की जा चुकी हैं। फिर याग-सम्बन्धी शेष रहा क्‍या ? स्पष्ट है, यह 
सूत्रप्रक्षेप आमिषभोजी याज्ञिकों का प्रयास है। 

तीन सूत्रों का अर्थ चालू परम्परा के अनुसार लिख देते हैं। उनमें पहला सूत्र 
कऋ्रमसंख्या पर इस प्रकार है-- 


ज्ण्ष मीमांसा-दर्शन 


सांस! तु सवनोयानां चोदनाविशेषात्‌ ॥डर0 

[तु] 'तु! पद पूर्वोक्त 'सब पुरोडाश सांसमर्यां हैं--की तिवृत्ति का द्योतक 
है। [मांसम्‌| मांसमय होना [सवनीयानाम्‌] केवल सबनीय पुरोढाशों का 
जानना चाहिए, [चोदनाविशेषात्‌ ] 'तरसा: सवनीया भवन्ति” इस विधायक 
वाक्‍्यविश्येष के कारण । 

'शाक्त्यानामयत' कर्म में कहा है--यज़मान आखेट में 'बान्‌ म्‌गानू हन्ति, 
तेषां तरसाः पुरोडाशा: सवनीया भवन्ति' जिन मृगों को मारता है, उनके मांसमय 
सवनीय पुरोडाश होते हैं। यहाँ सन्देह है-- क्या सवनीय पुरोडाशों और अन्य 
सम्भव सभी पुरोडाशों के मांसमय होने का यह विधान है ? अथवा केवल सवनीय 
पुरोडाझों के मांसमय होने का विधान है ? ऐसा कोई निर्देश नहीं है, जिससे 
पुरोडाक्ष के मांसमय होने को किसी विशेष अवसर के साथ जोड़ा जाय । इसलिए 
सभी पुरोडाश मांसमय होने चाहिएं,-ऐस़ा प्राप्त होने पर यूत्रकार ने भ्रस्तुत सूत्र 
का अवतरण किया। 

वतरसा: सवनीया भवन्ति' इस 'शाकत्यानामयन'-गत विशेष निर्देश के आधार 
पर केवल सवतीय पुरोडाशों के मांसमय होने, का यह विधान है ! इससे यह 
प्रमाणित होता है कि केवल सुत्याकालिक अज्जकर्मों का हविद्व्य मांसमय 
पुरोडाश है, अन्यत्र नहीं । 

“'तरसा: सवनीया भवन्ति' वाक्य में पुरोडाश का अनुवाद होता हैं। सवनीय 
कौन-सी वस्तु तरस ( +-मांसमय) होनी चाहिए ? ऐसी आकांक्षा होने पर _ 
पुरोडाश उपस्थित होता है । सवनीय पद अनुवाद नहीं है, क्योंकि सवनीय पद से 
सवनीय-असवनीय सभी पुरोडाशों का ग्रहण नहीं हो सकता; पर पुरोडाश पद से 
सवनीय-असवनीय सभी पुरोडाशों का ग्रहण हो सकता है । इसलिए सवनीय पुरों- 
डाझ में धाना आदि उपादान-द्रव्य के स्थान पर मांस-द्रव्य का विधान उक्तवाक्य 
करता है। तात्पयं है--पुरोडाश पद “छत्रि न्याय” से सभी ह॒विद्रव्यों क। उपलक्षण 
है । अतः धाना आदि सभी सवनीय हविद्रव्य मांसयुक्त होने चाहिएँ ॥४२॥ 

आशंका की गई-दुरस्थित पुरोडाश को लक्षणासे प्रस्तुत करना उचित प्रतीत 
नहीं होता । सूत्रकार ने आशंका को पूर्वेपक्षरूप में सूत्रित किया--- 


भक्तिरसन्निधावन्याय्येति चेत्‌ ॥४३॥ 
[असब्निषो ] व्यवधान-पठित दूरस्थित पुरोडाश पद में [भवितः] लक्षणा 


१. सूत्रणत “मांस” पद का अर्थ पं० आरयंमुनि ने 'मांसल” किया है, और माष रू 
उड़द का पर्याय बताया हैं । 


अष तृतीयाध्याये अष्टम: पादः छग्६ 


जिन्याय्या ] न्‍्यायानुमोदित-- शास्त्रीय दृष्टि से उचित नहीं है, [हृति बेत्‌] 
ऐसा यदि कहो तो--(वहू अगले सूत्र के साथ सम्बन्ध है) । 

वाक्य है'--'सवनीयानि निवंपति--घाताः, करम्भ:, परीवाप:, पुरोडाश:, 
पयस्था' इति। इस वचन में सवनीय ओर पुरोडाश पदों के बीच 'धाना:, करम्भ:, 
परीयाप:' पदों का व्यवधान है। धाना:--मुने हुए घान, अर्थात्‌ खील । करम्भ: हर 
भुने हुए जौ। परीवाप:--मुने जौ को पीसकर पानी मिलाकर बनाया--सत्तू। 
धान (55 चावल) कौ पीसकर पुए के समान पकाकर बनाया>-पुरोडाश। 
पयस्था--खीर ; दूघ में चावल पकाकर बनाना । ये सब हविद्रव्य हैं। ये विभिन्‍न 
देवताओं के उद्देंष्य से आहुत किये जाते हैं । हरिवान्‌ इन्द्र के लिए घाना:। पृषा- 
युक्त इल्द के लिए करम्भ । सरस्वती भारती के लिए परीवाप। इन्द्र के लिए 
पुरोडाश | गिन्न-वरुण के लिए पगस्था'। विभिन्‍न देवताओं के लिए हविद्रव्य 
बुषक्‌-पृथक्‌ होने से स्पष्ट होता है कि पुरोडाश पद घाना आदि सभी सवनीय 
इृवियों का उपलक्षण नहीं है। तात्पयं है, घाना आदि के लिए पुरोडाश पद का 
व्यवहार नहीं है । मुख्यार्थ के सम्मव होने पर लक्षणा स्वीकार करना अशास्त्रीय 
माना जाता है। इसलिए प्रस्तुत प्रसंग में लक्षणा के आधार पर घाना आदि सभी 
सवनोय हविद्रव्यों को 'पुरोडाक्ष'-पद-ग्राह्य मानकर सबको मांसयुक्त समझना 
उचित न होगा ॥४३॥ 

आचार्य सूत्रकार ने आशंका का समाधान किया-- 


स्यात्‌ प्रकृतिलिड्भधुत्वाद्‌ वेराजवत्‌र डंडा 


स्पात्‌ ] पुरोडाश् पद लक्षणावृत्ति से घाना आदि सभी सवनीय हृविद्रव्यों 
का ग्राहक होता है, [प्रकृतिलिज़ुत्वात्‌ ] प्रकृतियाग ज्योतिष्टोम में 'पुरोडाश- 
आदचरति' [कात्या० श्रौ० ६।६।२] इत्यादि वाक्यों के पुरोडाश पद से घाना 
आदि पाँचों का बोध कराने में-- लिज़ होने के कारण, [वंराजवत्‌ ] बंराज के 
समान । 

प्रकृतियागर ज्योतिष्टोम में लक्षणा वृत्ति के आधार पर पुरोडाश पद से घाना 
आदि सभी द्रव्यों का बोध होता है, यह “पुरोडाप्षेश्चरति' आदि वाक्यों से स्पष्ट 


१. द्रष्टव्य--आप० श्रौत> श्राटहा 

२. द्रष्टव्य--आप० श्रौत० १र४१०, १२, श्शा 

३. रामेददर सूरि विरचित सुबोधिनी वृत्ति में अन्तिम दो सूत्र व्याख्यात नहीं 
हैं। इससे सन्देह होता है-कदाचित्‌ रामेश्बर सूरि के काल तक नये सूत्र थे, 
न इनपर शावर भाष्य था। इन सूत्रों और इनके भाष्य को सूरि के परवर्त्ती 
काल में माष्य ओर वात्तिक ग्रन्थों में मिलाया गया 


छह मीमांसा-दर््षन 


है। तद अजुकर्ों में पुरोडाश पद घाना आदि अन्य हथियों का उपलक्षण नहीं 
होना चाहिए, यह कथन निरस्त हो जाता है। ऐसी दशा में 'तरसमया: सवनीया: 
बृरोअशा भवस्ति' में भी पुरोडाश पद लक्षणा से घाना आदि हवियों का ग्राहक 
है। फलतः सवनीय समी हवियाँ मांसयुक्त हों, इसमें कोई बाघा नहीं है। 
इसकी पुष्टि के लिए सूत्र में 'वैराजवत्‌' उदाहरण दिया। इस सम्बन्ध में वाक्य 
है--.'उवध्यो वैरूपसामा एक्विश:, षोडशी वे राजसामा' ज्योतिष्टोम की उक्ध्य 
संस्था वेखूपसाम और एकविद्व स्तोजवाली होती है, षोडज्ी संस्था वैराज 
सामवाली होती है। इन वाकयों में प्रकृतिलिज्ग से 'साम पद मुख्यार्थ को छोड़कर 
सक्षणबोध्य अर्थ बेरूपपुष्ठ तथप बेराजपृष्ठ का बोधक है। इसी प्रकार पुरोडाश- 
पद-बओष्य धाना आदि सभी ह॒वियों की--मांसमयता जावतो चाहिए। 

छत्तीस वर्ष में साध्य 'शावत्यानामयनम्‌' सत्र के नाम से हृविद्वव्यों में मांस 
का जिस धींगामुद्ती से प्रवेश किया गया है, वह सत्र के उपलब्ध विवरण से भी 
स्पष्ट होता है। उस विषय का सन्दर्भ है-- 

अंस्थिते संस्थिते्दनि मृहपतिमुयर्यां याति, स तत्र यात्‌ मृगान्‌ हन्ति, तेषां 
सरसां: पुरोडाशा: सबनीया भवन्ति ।' 

प्रतिदित अनुष्ठेय फर्में की समाप्ति पर गृहपति रात में मृगया (+-आलेट- 
शिकार) के लिए जाता है, वह आखेट में जिन मृ्गों को मारता है, उनके मांस से 
तैयार किये गये (--तरसा:) पुरोडाश सवनीय होते हैं। ज्योतिष्टोम के पांचवें 
सुत्या दिन में हविद्रब्य के रूप से उनका उपयोग होता है। तात्पय है, उस दिल 
के अजुकर्मों में उनकी (मांसमयं पुरोडाशों की) आहृति दी जाती है । 

विचारणीय है, उक्त सन्दर्भ मांसभक्षणलोलुपता में विश्लिप्त हुए व्यक्ति 
का लिखा हुआ ज्ञात होता है। वह माखेट-विषयक जानकारी से नितास्त अनभिज्ञ 
हैं। सन्दर्म में जंगली जानवर के लिए 'मृग' पद का प्रयोग किया है। इस पद 
का अर्थ केवल हिरत न होकर उसमें हिरन, सूअर, शणा (+-खरगोश), सेही 
चीतस, ऋाँख, महा (5८5/00) आदि सभो आ जाते हैं। आजकल आगनेयास्त्र 
(बन्दूक आदि) के सहारे शिकार सभी जानवरों का सुगमता से हो जाता है। 
फिर भी जानवरों के भेद, मौसम, जंगल की स्थिति, सहयोगी व्यक्तियों के 
होने-न-होने के कारण अवसर के अनुसार अनेक श्रकारों का आश्रय लेता पड़ता 
है। सब सुविधाएँ होने पर भी कभी शिकार नहीं मिलता; निराश लौट आना 
पड़ता है। वर्ष में ऋतु के अनुसार अनेक ऐसे अवसर आते हैं, जब आखेट के लिए 
कहीं बाहर जंगल में जाया ही नहीं जा सकता । गृहपति रुप्ण हो जाय, अथवा 
अम्द कोई अनिवार्य बाधा आ जाय, तो अनेक दिलों तक भी सम्भव नहीं होगा । 
ऐसी दक्शा में छत्तीस दर्ष तक निरन्तर धतिदिन कर्मानुष्ठान के अनन्तर अर्थात्‌ 
ब्राथ: रात्रि में आखेट के लिए जाने का उल्ले<. नितास्त अव्यवहायं एवं पागल- 


अथ तृतीयाध्याये अष्टम: पाद: छ्१्१ 


पन है । 

स्थिति के अनुसार आखेट के लिए कोई भी प्रकार अपनाया जाय, वर्ष मर 
निरन्तर उसमें कोई भी दाघा न आये, यह सर्वथा असम्भव है । आग्नेयास्त्र के 
अमाव में आज भी भाले, बरछे, तलवार व पोलेदार लाठियों से शिकार किया 
जाता है। हिरन, सूजर आदि प्राय: फसलों के खेतों में आ जाते हैं। ऐसे में ग्रामीण 
जनों द्वारा सूअर के शिकार का एक प्रकार बड़ा दीभत्स है। उसमें कम-से-कम 
पन्द्रह-सोलह अच्छे तगड़े व्यक्तियों का होना गावश्यक है। वह प्रकार यहाँ 
लिखना व्यर्थ है। सारांश है, कोई भी प्रकार आखेट का हो, पूरे वर्ष निरन्तर 
प्रतिदिन उसमें सफलता प्राप्त की जा सके, यह नितान्त असम्भव है । फिर जंगल 
में जानवर खूटे से बंधे नहीं रहते कि गृहपति जाये, और मारकर ले आए। 

यह अनेकन्न गत पंक्तियों में स्पष्ट किया जा चुका है---मांसमय पुरोडाश का 
कथत सर्वेथा अशास्त्रीय है। सवनीय ह॒विद्रव्यों की गणना में घाना, करम्म, 
परीवाप, पुरोडाश; पयस्या का उल्लेख मिलता है। मांस का कहीं उल्लेख नहीं है । 
इनमें पुरोडाश के अतिरिक्त सब द्रव्य स्पष्ट अन्नमय हैं। पुरोडाश भी पिसे हुए 
अन्न का बनाया जाता है । मांस न पौसा जा सकता है, न उसका पुरोडाश बन 
सकता है। पर अन्य द्रब्यों में नितान्‍्त भी अवसर (+-गुंजायश) न देखकर जैसे- 
तैंसे पुरोडाश में बलात्‌ मांस का प्रवेश कर इन्द्रियों की विषयलोलुपता को बहलाने 
का निलेंज्ज प्रयास किया यया है । 

सत्र की छत्तीस वर्ष अवधि भी इसी तथ्य का प्रतीक प्रतीत होता है। चोबीस 
वर्ष वयस््‌ के आस-पास जोशपूर्ण मदभरे यौवन का उभार उमड़ पड़ता है। आगे 
छत्तीस वर्ष इसी यौवन का आनन्द-रस लेने के हैं। शिकार खेलो, मांस और सोम 
का सेवन करो-- अपना तो स्वर्ग यही है, और यहीं है। स्वर्ग की कामना से यज्ञों 
के अनुष्ठान का तात्पयय इसी में है। मरकर क्या होगा ? किसने देखा है ? इस 
प्रकार छत्तीस वर्ष बीतने पर कभी पूरे कभी अधूरे देह-इन्द्रिय आदि शिथिल हो 
जाते हैं। सत्रकाल स्वतः पूरा हो जाता है। छत्तीस वर्ष के संत्रकाल का अन्य 
क्या प्रवृत्ति-निमित्त रहा होगा ? कोई बताये। फलत: यह प्रसंग अशास्त्रीय 
अब्यवहाय॑ होने से त्याज्य है, शास्त्र का अज्ज नहीं है । 

हम ज॑मिनि कौ वकालत करना नहीं चाहते। यदि वस्तुतः ये तीन सूत्र 
जैमिनि-लिखित हैं, तब भी इनमें प्रतिपादित अर्थ सर्वेषा अव्यवहाये व वेदविरुद्ध 
होने से पूर्णतः अमान्य है । 

इस प्रसंग में यह भी ध्यान देने की बात है---शदि एक बस्तो, ग्राम या नगर 
में अनेक गृहपति इस सत्र का अनुष्ठान करनेवाले हों, तो छत्तीस वर्ष तक निरन्तर 
प्रतिदिन आखेट के लिए जंगली जानवर कहां से आयेंगे? सन्दर्म में 'मृगान्‌ हन्ति/ 
बहुबचनान्त कर्म का प्रयोग है । प्रतिदिन बहुत-से मृग मारे जाएँ, तो उत्तीस वर्ष 


छ्श्र मीमांसा-दर्कषन 


तक उनका भिलना कहाँ सम्भव होगा ? हम स्वयं यह देखते रहे हैं, दसों-बीसों 
मीलों तक जो जंगल सभी तरह के जानवरों से भरे थे, वहाँ एक शिकारी परिवार 
के स्थायी रूप से बस जाने पर कुछ ही वर्षो में वे जंगल शेर जैसे जानवरों तक 
से खाली दिखाई देने लगे; अन्य जानवरों के विषय में क्या स्थिति रही होगी ? 
यह स्वयं समका जा सकता है। 

इस सत्र के नाम 'शाक्त्यानामू-अयनम्‌” पर भी ध्यान देना अपेश्रित है। 
शाक्त्यानाम्‌' में मूल पद “शक्ति” है। केवल नाम के आधार पर वसिष्ठ-पुत्र 
ाक्ति' के साथ इस सत्र का सम्बन्ध जोड़ने का प्रयास किया गया है। पर इसके 
विपरीत “शक्ति के उपासक ठान्त्रिक व वाममार्ग के अनुगरामियों के साथ इसका 
सम्पर्क रहा हो, यह अधिक सम्मव है। वस्सिष्ठपुत्र क्क्ति का नाम लेकर उसे 
वेद-मार्य पर लाने का व्यर्थ प्रयास किया गया है । सुविज्ञ पाठक स्वयं गम्भीरता- 
पूर्वक इसपर विचार करेंगे ॥४४॥ 


इति शी प्रूर्णसिहतनूजेन तोफ़ादेवोगर्भजेन, बलियामण्डलान्तर्मंत 
“छाता'-वासि ओीगुरुवर कान्नोनाथशास्त्रिपादाब्जसेदालब्ध- 
विद्योदयेन, बुलन्दशहर - मष्डलान्तगंत-पहासृपकण्ठ- 
“बनेल' प्रामाभिजनेन, साम्प्रतं 'गाजियाबाद' नगर- 
निवासिना, उदयबीर-श्वास्त्रिणा समुन्नोते 
जेसिनीयमोमांसादर्शन विद्यो दयभाष्पे 
तुतीयाध्यायस्य अष्टमः पादः | 
सम्पूर्णक्चायं तृतोयो5ष्यायः | 
भुण्थेदास्वरनेशत्र - भिते वेकमवत्सरे । 
विशुद्धार्यं: समायुक्तः सम्पूर्ण माघने शनों॥ 
आद्यग्यध्यायरूपोध्य ग्रन्थांझाः पूर्णतामगात्‌ । 
परलोकगताः पुष्याः प्रोयन्तां पित्देवताः ॥ 


चतुर्थोड्ध्यायः 
प्रथमः पादः 


भ्रयातः ऋत्वयंपुरुषार्थयोजिज्ञासा १७ 
शेष-शेषीभाव के घनन्तर ऋत्वर्थ तथा पुरुषार्थ की जिज्ञासा करनी चाहिए, क्योंकि 
वह कर्मों के प्रयोज्य-प्रयोजकभाव के लिए उपयोगी है। 
यस्सिन्‌ प्रीत्तिः पुरुषस्य तस्य लिप्सा«्यंलक्षणा४विभकतत्वात्‌ ॥२॥७ 
जिस कर्म के अनुष्ठान से पुरुष को सुख प्राप्त होता हैं भोर जिसके करने की 
इच्छा स्वतः ही है, उस कर्म को पुरुषार्थ क/ते हैं, वह सुख का साधन कर्म से प्रथक्‌ 
नहीं है। 
तदुत्सग कर्माणि पुरुषार्थाय शास्त्रस्पानतिदंक्यत्वान्न च द्र्यं चिकीब्येते, 
तेनाथेंनाभिसस्बन्धात्‌ क्रियायां एुयपभुति: ॥३॥ 
प्रीतिरू्प फल की उपलब्धि न होने पर भी “अजापतिद्नत' संशक कर्म पुरुषार्थ हैं, 
क्योंकि शास्त्रोक्त बात दद्भूनीय नहीं होती तथा यज्ञ का भ्रद्धूमूत कोई भी द्रव्य उक्त कर्मों 
द्वारा संस्करणीय नहीं पाया जाता जिससे उनको कत्वर्थ माना जाए झौर पुरुषार्थ के साथ 
सम्बन्ध होने से उक्त कर्मों में पुरष-अवण भी चरितार्थ होता है । 
अविशेषात्तु शास्त्रस्थ यथाश्रुति फलानि स्यथुः ॥ड॥ 
झाक्षेप--वाबयशेष के अनुसार फलवाले समिघादि कर्म भी पुरुषार्थ होने 
चाहिएँ, क्योंकि उनका विघायक श्षास्त्र भी “प्रजापतिब्रत” संज्ञक कर्म विधायक शास्त्र के 
समान है। 
झपि वा फारणाण्प्रहणे तदर्यमर्थस्याप्नर्भिसम्बन्धात्‌ 0७५॥ 
समा०--श्रुति भादि विनियोजक प्रमाणों में से किसी भी प्रमाण के उपलब्ध न 
होने से 'प्रजापतिद्रत' संज्ञक कर्म पुरुषा्थे माने गये हैं, प्रमाणाभाव से उनका किसी प्रधान 
करे के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता । 
तथा च लोकमूतेषु ७६७ 
और, जैसा ऊपर निरूपण किया गया है, वेसी ही मान्यता सब लोगों में पाई 
जाती है। 
द्रव्याणि त्वविधेषेणा5ध्नर्थ क्यात्‌ प्रदोयेरन्‌ ७७७ 
यूज ०--स्फ्य भ्रादि यज्ञायुध परूर्णरूपेण भ्रस्नि में हवन करने चाहिएँ, भन्यया 
विधान व्यर्थ हो जाएयग। 


झड़ मीमांसाद््शनम्‌ [ध१ 


स्वेन त्व्येन सम्बन्षो द्रव्याणां पृथग्थ॑त्वात्तस्माद्थाश्रुति स्थुः 0 ८॥ 

सि०--उवतायुधों का अपने-प्रपने कार्यों के साथ सम्बन्ध होना उचित है, 
क्योंकि उतका भिन्न-भिन्न कार्य विधान किया गया है, झ्रत: श्रुति के प्रनुसार ही उनका 
विनियोंग होना ठीक है । 

घोच्न्ते चार्थकर्मंसु ॥ ६॥ 
झौर, हवन-विषि के लिए पुरोडाश आदि विधान किये गये हैं 
लिझ्जदर्शनाच्च ॥ १०॥॥ 
तथा, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्ताथथ की सिद्धि होती है 
तत्रकत्वमयज्ञाजरमर्थस्थ गुणमूतत्वात्‌ ॥ १ १॥॥ 

पूर्व ०--यज्ञ में दान किये जानेवाले पशुझ्रों में एक या अ्रधिक संझुया का विचार 

प्रावदयक नहीं, क्‍योंकि वह उक्त पशुझ्ों का विशेषण होने से गौण है । 
एकश्ुतित्वान्च ॥ श्रा 
और, एकत्व संख्या का श्रवण पाये जाने से भी उवत प्र्थ की सिद्धि होती है। 
ध्रतीयत इति चेत्‌ (११३॥ 

कहीं-कहीं एकवचनान्‍्त पद से एकत्व संख्या की प्रतीति भी होती है, यदि ऐसः 

कहो तो-- 
नाए्शब्दं तत्प्रभाणत्वास्पूर्ववत्‌ ॥ १४ 

उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि 'प्रथम दौड़ता है' कहने से जैसे द्वितीय-तृत्तीय का 
श्राथिक बोघ होता है, वैसे ही प्रमाणीभृत वाक्य के श्रवण से जो एकत्व संख्या का बोध 
होता है, वह भी भ्राथिक होता है, ल्लाब्दिक नहीं । 

झब्दवत्तूपलम्यते तदागमे हि दृह्यते तस्थ ज्ञानं हि यथाउन्येषाम्‌ ३१५७ 

सि०--पशुगत एकत्व संख्या शाब्द प्रतीत होती है, क्योंकि पशु: प्रातिपदिकोत्त रवती 
“अम्‌' प्रत्यय में वह दाच्यरूप से विद्यमान है श्रौर उसका ज्ञान पशु भ्रादि पदार्थों के समान 
होना उचित है। 

तहच्च लिड्भूदइंनम्‌ ॥१६॥ 
ओर, जैसा पूर्व निरूपण किया गया है, वैसे ही प्रथे के साघक प्रमाण भी उपलब्ध 


होते हैं । 
तथा च लिडूम्‌ ॥१ञआ 
जैसे संख्या विवक्षित है, वैसे ही लिज्भप्रमाण भी विवक्षित है। 
आाश्रयिष्वविशेषेण भावोएर्थः प्रतोयेत ११८४ 

सि०--स्विष्टकृत्‌' भ्रादि कर्मों भें भावी सुख की जनक श्ररष्टार्थता जाननी 

चाहिए, क्‍योंकि वह भी याग के समान शास्त्रीय कर्म है। 
चोदनापां त्वतारस्भो विभकतत्वान्न झानेन विधीयते ॥ १६७ 

पूर्व ०--शेष हि से विधान किये गये 'स्विष्टकृत्‌” आदि कर्मों में झ्ांशिक 
अद्दष्टार्थवा--फलप्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वे पृथक्‌ कर्म नहीं हैं, धौर भ्रन्य किसी 
वाक्य से उनकी प्रदृष्टा्ंता का विधान नहीं पाया जाता । 


४१] ७१५ 


स्याहा दव्यचिकीर्षायां भावोषपें च गुणमुतत्वाप्प्षयाद्धि गुणीभाव: ॥२० 

सि०---उपयुक्त हवि के संस्कारार्थ होने पर भी 'स्विष्टकृत्‌* श्रादि कर्मों सें 
अदृष्टार्थता और संस्कारार्थता दोनों प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि संस्काराथंता तथा 
अदरुष्टार्थता उद्देश्य फे प्रधीन हैं। 

श्र्थे समवेषस्थमतो द्रष्यकर्मणान्‌ 0२ १॥ 

इसके श्रागे फल की प्राप्ति के पर्थ द्वव्य तथा कर्म--दोनों की समता तथा विषमता 

का निरूपण किया जाता है। 
एकनिष्पत्ते: सर्वे सम॑ स्थात्‌ ॥ २२॥ 

पु ०--भ्रामिक्षा और वाजिन्‌ू--ये दोनों समान रूप से दि-श्रक्षेप के प्रयोजक 

हैं, क्योंकि एक बार दघि-प्रक्षप--दही डालने से ही उनकी निष्पत्ति हो जाती है। 
संसर्गरसनिष्पत्तराभिक्षा वा प्रचान॑ स्यात्‌॥२शा 

सि०--वाजिन तथा आमिक्षा--ोतों में भ्रामिक्षा ही दि-प्रक्षेप का प्रयोजक है, 

क्योंकि दथि के सम्बन्ध से उप्तकी निष्पत्ति पहले होती है। 
मुख्यशब्दाभिसंस्तवाज्य ॥२४॥ 

मुख्याथ के ग्राहक सर्वनाम शब्द के द्वारा भ्रामिक्षा को विद्वदेवों को सप्रपित 

करने से भी उक्तार्थ की सिद्धि होती है । 
पदकर्माप्रयोजक नयतस्य परायेंत्वात्‌ ॥२५श॥ 
पदकर्म गौ ले जाने का प्रयोजक नहीं, क्योंकि वह गौण है 
अ्र्थाभिघानकर्स चर भविष्यता संयोगस्य तम्निमित्तत्वात्तर्ों हि विघोयते॥२६॥ 

तथा, तुषोपवाप--कपालों में तुषोंको रखनारूप कर्म कपालों के सम्पादन का 
प्रयोजक नहीं हो सकता, क्योंकि पुरोडाश के साथ संयुक्त कपालों को तुषोपवाप का 
निमित्त कथन किया है और पुरोडाश्न श्रवण के लिए ही कप्रालों का विघान किया गया है। 

पश्ावनालस्भाल्लोहितशकृतो रकमंत्वम्‌ ॥२णा 

इसी प्रकार दान के लिए लाये गये पशु को खिलाने के लिए लाल रज्जू की घास को 

छोठे-छोडे टुकड़ों में काटकर रखना भ्रौर मल का दुरीकरण--ये दोनों कर्म मुख्य नहीं, 


प्रानुषज्िक हैं। 
एकदेशदब्यद्चोत्पत्तों विद्यमानसंयोगात्‌ ॥२८॥ 

तथा, 'स्विष्टक्ृत्‌' याग पुरोड्ाश का प्रयोजक नहीं, क्योंकि पुरोडाश के विधायक 

वाक्य में उसका भारनेय यास के साथ सम्बन्ध स्पष्ट है ॥ 
निर्देशात्तस्यान्यदर्यादिति चेत्‌ ॥१श॥ 

आ्राक्षेप--प्रकृत प्रुरोडाश्ष का पश्राग्वेय याग के लिए विधान होते के कारण 
भर्थापत्ति प्रमाण से स्विष्टकृतू कर्म के लिए किसी पन्य पुरोड्यश की कल्पना होती है, यदि 
ऐसा कहो हो-- 

न शेषसन्निधानात्‌ ४३०३ 

सप्ता०---उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि स्विष्टकृत्‌ कर्में का शेष हवि के साथ 

सम्बन्ध स्पष्ट है। 


७१६ भीमांसादशनम्‌ [थिर 


फर्स फार्पात्‌ ॥३ शव 
पुरोडाश्न मुख्य कर्म की समृद्धि के लिए प्रस्तुत किया जाता है, भ्रतः उक्त कर्म 
पुरोढादा सम्पादन का प्रयोजक नहीं। 
लिजूदर्शनातच ॥ ३२0 
तथा, शास्त्र-प्रमाण उपलब्ध होने से भी उक्त झर्थे की ही सिद्धि होती है। 
प्रभिघारणे विश्रकर्षादनुयाजवत्‌ पात्नभेव: स्थात्‌॥३३॥ 
पूर्व ०-जैसे प्रमुयाज के साधन पृषदाज्यघारणाय अन्य पात्र का सम्पादन किया 
जाता है, वैसे ही प्राजापत्य हृवियों के लिए “जुहु” से भिन्‍न कोई दूसरा पात्र होना चाहिए, 
क्योंकि वह करतुहवियों से बहुत दूर है। 
न वा पात्रत्वादपात्रत्व॑ त्वेकदेशस्वात्‌ ३४७ 
सि०---उक्त कथन ठीक नहीं, क्योकि क्षेपधारण के लिए किसी पात्र का विधान 
नहीं भौर प्रयाज का ऐेषांश होते से घृत के लिए प्र्य पात्र का विधान ने होना युक्त है। 
हेतुत्थास्च सहप्रयोगस्य ॥३५४ 
तथा, ऋतुपशु भौर प्राजापत्य पशुझों को एकस्वाघ पुण्य का देनेवाला कथन करने 
से भी उबताये की सिद्धि होती है । 
अभावदर्ञनाच्च ॥६३६॥ 
झौर, प्राजापत्य पशु-प्रस्वन्धी हृवियों के प्रभिधारण का विघान न पाये जाने से भी 
उक्त श्र की सिद्धि होती है। 
सति सब्यवचनभ्‌ ४३७॥ 
अभिषारण के श्रभाव होने पर ही 'प्राजापत्य पञ्नु' सम्बन्धी हवियों की रूक्तता 
से प्रतिषादक वचन उपपन्न हो सकता है । 
न तस्येति चेत्‌ ॥३५॥ 
बाक्षेप--सव्यवचन भ्रभिघारण के भ्रभाव का सूचक नहीं, यदि ऐसा कहो तो-- 
स्यात्तस्य मुख्यत्वात्‌ ॥॥३ ६॥। 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं । उन्त वाक्य को प्रभिघारणाभाव का बोघक 
मानना ही ठीक है, क्योंकि ऐसा मानने से वह मुख्यार्थ का वाचक हो सकता है। 
समानयन तु मुख्य स्पाल्लिज्भूदर्शनात्‌ ॥४गा- 
+उपभूत' संज्ञक ज्ू वा से “जुहू' संज्ञक स््‌वा में घृत लाना ्रौपभृत्‌ आ्राज्य के ग्रहण 
का प्रयोजक है, क्योंकि प्रमाणों से ऐसा ही सिद्ध होता है । 
बचने हि हेत्वसामर्य्येम्‌ ॥ड शा 
यदि “प्रतिहाय' वाक्य में शूयमाण समानयन को पोपमूत के सम्पादन का प्रयोजक 
न मारने तो जौहयघृत से अ्नुयाजभावरूप हेतु का कथन निरथेक हो जाता है! 
तत्रोत्पत्ति रविभकता स्यात्‌ ॥४२७ 
पूर्व०--चुह' श्रौर 'उपभृत” स्वों में जो झराज्य का ग्रहण कथन किया है, उसका 
बिना विभाग विनियोग होता है । रे 


६-२] ज्छ 


सत्र जोहवमनुयाजप्रतिषेधाथं म्‌ ॥४३॥ 
सि०---जौहव' भौ र “पौपमत' दोनों ग्राज्यों के मध्यजोहब प्राज्य प्रयाजों के लिए 
ही है, भनुयाजों के लिए नहीं । 
ओऔपभूतं तथेति चेत्‌ ॥४४॥ 
प्राक्षेप---जैसे 'जोहव' श्राज्य केवल श्रयाजों के लिए है, वैसे ही भौपमृत प्राज्य 
भी कैवल भनुयाजों के लिए ही होना चाहिए, प्रयाज तथा अनुयाज दोनों के लिए नहीं, 
यदि ऐसा कहो तो-- 
स्याज्जुहफ्रतिषेधान्नित्यानुवाद: ॥४५॥ 
सम्ता०--उक्त कथन ठीक नहीं। श्रौपभूत झ्राज्य प्रयाज तथा भनुयाज दोनों के 
लिए होता चाहिए, क्योंकि 'यज्जुद्धाम्‌' वाक्य में अनुयाजों का निषेध होने से "यदुपमृति' 
वाब्य में प्रयाजों के साथ प्रथ॑सिद्धि ग्रनुयाजाधता का भ्रनुवाद हो सकता है। 
तदष्टसंख्यं भवणात्‌ ।!“द॥ 
पूर्व ०--उपभृत” नामक खू वा में जो इज्य का ग्रहण विधान किया है, बहू झाठ 
संख्यावाला जानना चाहिए, क्योंकि प्रहण-विधायक वाक्य से ऐसा छिद्ध होता है। 
अनुप्राहा लत जौहचस्य ॥४जा 
तथा, जुहु में चार बार * ॥ ग्रहण विधान करके पदचात्‌ 'उपभूत/ में श्राठ 
जार विधान करने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है। 
द्योस्तु हेतुसामथ्यं भवर्ण च समानयने ॥४८॥ 
सि०--दो बार चार के ग्रहण का विघान है, एक बार झाठ के ग्रहण का नहीं, 
चयोंकि ग्रहण-दैतु से ऐसा ही पाया जाता है झौर श्राठ बार का विधान समानयन के 
प्रभिष्राय से किया है। 
॥ इति पूर्बमीसांसादर्शने घतुर्थाध्यायस्प प्रथमः पादः ॥| 


द्वितीयः पादः 


स्वसस्त्वनेक निष्पत्ति: स्वक्झब्दत्वात्‌ ॥ १४ 
पुर्ष ०--..'स्वसु' यूप-निर्माण-क्रिया से भिन्न किया द्वारा निष्पतन होता है, क्योंकि 
उसकी निष्पत्ति का स्वत्तन्त्र विधान किया गया है। 
जात्पन्तराच्च शडूते ॥२७ 
तथा, भ्रन्य वृक्ष से 'सवरु के निर्माण की जो शंका की गई है, उससे भी उक्त प्र्थ 
की सिद्धि होती है। 
तदेकदेशो वा स्वस्त्वस्प तन्निमित्तत्वात्‌ ॥३७ 
सि०--स्वरु' यूप का ही एक अंश होता है, ग्रत: उसका स्वतन्त्र स्थान मानना 
तिरथंक है। 


७८ मीमांसादर्शनम्‌ [शिर 


झकलभुतेह्च ॥।४॥॥ 
तथा, यूप का शकल श्रवण होने से भी स्वर छेदन-क्रिया का प्रयोजक नहीं हो 
सकता। 
प्रतियुष॑ च दर्शनात्‌ ॥५॥ 
और, प्रतियूप 'स्वर' का विधान पाये जाने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है । 
भ्रादाने करोति दाब्दः ॥ ६0 
'यर्प स्वरुं, करोति' वाक्य में जो 'करोति' शब्द है, उसका श्र्थ निष्पात्त नहीं 
झपितु झ्रावान है। 
जशाखायां तत्प्रधानत्वात्‌ ४७॥॥ 
शाखा में प्राहरण क्रिया का सम्बन्ध जानना चाहिए, क्योंकि वह उक्त क्रिया के 
प्रति प्रधान हैं । 
बाजायां तत्मधानस्वादुपवेषेण विभागः स्पाहेषस्यात्‌ ॥८॥ 
झाखा में उपयेष के साथ प्रयोजकता तथा प्रप्रयोजकता अंश में भेद होना चाहिए, 
क्योंकि छेदन-क्रिया के प्रति शाख। प्रंघान ञनौर उपवेष यौण है। 
ख्रुत्यपायाच्च ॥६॥ 
तथा, श्रुत श्र्थ के श्रभाव की प्राप्ति होने से भी उक्त प्र्थ की सिद्धि होती है। 
हरणे जुहोतियोगसामान्याद द्रध्याणां चार्थशेषत्वात्‌ ॥१०ा 
पूर्व ०--'सह झाखया भ्रस्तरं प्रहरति' बाबय में जो शाखा का प्रहरण विधान है, 
बहू होमरूप अर्थंकर्म है, क्योंकि उसका श्रथंकर्मरूप प्रस्तर-अ्रहरंण के साथ सम्बन्ध है 
और द्रव्य को भ्रयेकर्म का शेष होना नियत है। 
प्रतिपत्तिरवाँ शब्दस्य तत्प्रधानत्वात्‌ ॥₹ शा 
सि०--शाखाप्रहरण प्रतिपत्ति कमें है, प्रस्तर-प्रहरण के समान अर्थंकर्म नहीं, 
क्योंकि उक्त वाक्य में शाखा का भ्रस्तर की भ्रपेक्षा गुणरूप से उपादान किया है। 
प्रधेंधपीति चेत्‌ ॥१२॥ 
भ्रप्रधान श्र्थ में भी द्वितीया विभकत होती है, यदि ऐसा कहो तो-- 
न तस्यानधिकारादर्थस्थ च कृतत्वात्‌ ॥१३॥४ 
ठीक नहीं, क्योंकि सकक्‍तु ग्रादि का विनियोग न होने और शाखा द्वारा वत्साप- 
करण रूप प्रयं के किये जाने से सक्‍तु ओर शाखा परस्पर विलक्षण हैं। 
उत्पत्यसंपोगःत्मणोतानासाज्यबद्विभागः स्थात्‌ ॥१४॥ 
पूरब ०---जैसे 'प्रंवा! के घुत का सब कर्मों में प्रयोग होता है, बैसे ही प्रणीता 
धान्र के जल का 'संयवन' प्लौर 'निनयरन दोनों कर्मों के लिए विभाग भी समानतया होना 
चाहिए, क्योंकि प्रगयन-विधायक वाक्य में उसका किसी कार्यविशेष के साथ सम्बन्ध नहीं 
जपाया जाता । 
संयवनार्थानां या प्रतिपत्तिरितरासां तस्पधानत्वात्‌ ॥१५॥ 
सि०---संयवन' कर्म में उक्त जल से शेय बचे जल का वेदि में निनयन प्रतिपत्ति- 
फर्म है, क्योंकि उसके भ्रति क्षेष जल का प्रधानरूप में निर्देश किया गया है। 


हर] 0 


प्रासनवस्म॑त्रावरुणस्य दण्डप्रदालं कुठार्थत्वात्‌ ७१६॥॥ 

पूर्व ०--जैछे कण्ड्यन के साघनभूत विषाणाकार काष्ठविशेष का चत्वाल नामक 
ग्॒ते में प्रक्षेप प्रतिपत्तिकर्म है, वैसे ही यजमान का सेत्रावरण' नामक ऋत्विक्‌ के प्रति 
दण्ड का देना भी प्रतिपत्ति-कर्म है, क्योंकि वह दीक्षाकर्म में प्रथम विनियुक्त होदे से चरि- 
ताथ है। 

अर्थकर्म वा कतुसंयोगात्तू ग्बत्‌ 0१७३६ 

सि०--जंसे उद्याता को माला देना अर्यकर्म है, वेसे ही मैत्रावरणा ऋत्विक्‌ के 
प्रति यजमानकतुंक दष्ड-प्रदान भी श्रथ्षेकर्म है, बयोंकि उसका संत्रावरुण के साथ गौण 
सम्बन्ध पाया जाता है। 

कर्मयुक्ते च दशंनात्‌ ॥१८॥ 

प्रेादि धन्य कर्मों में भी मेज/वरुण का वर्णन दण्डसहित ही किये जाने से भी 

उक्त भ्रथें की सिद्धि होती है । 
उत्पत्ती बेन संयुक्त तदर्थ तत्‌ श्रुतिहेत॒त्वात्तस्पार्धान्तरगसने 
डोधत्वात्‌ प्रतिपत्तिः स्थात्‌ ॥१६॥॥ 

उत्पत्ति-वाक्‍्य में जो जिसके साथ संगरुवत है, वह उसी के लिए है, क्योंकि श्रुति 
मैं ऐसा ही पाया जाता है तथा उसका अन्य प्वर्थ में विनियोग हो तो वह प्रतिपत्तिरूप 
होना उचित है, क्योंकि वह अज्चे नहीं किन्तु प्रधान है। 

सौमिके च कृतार्थत्वात्‌ ॥२०॥ 

सि०--ज्योतिष्टोम याग के प्रन्तगेत “अवभूथ' देश में जो सोमलिप्त पात्रों का 
जैयन कथन किया है, वह प्रतिपत्ति-कर्म है, क्योंकि उक्त पावर श्रन्यत्र स्व-स्व कर्म में 
धरिताये हैं। 

अ्रथंकर्त बाइ्मिधानसंयोगात्‌ ४२ १॥। 

आ्राक्षेप--अवमृथ-तयन! अर्थकर्म है, क्योंकि उपपात्रों का अवभूध यागर के साथ 

प्रज्ृरुप से सम्बन्ध उपलब्ध होता है। 
प्रतिपत्तिवा तन्‍न्‍यायत्वा्वेज्ञार्यधवरभूयभुति: (२९७ 

सम्ता०--प्रवभूष-नयन' प्रत्िपत्ति-कर्म है, क्योंकि युक्ति से ऐसा ही सिद्ध होता है, 

भ्रौर उदाहूत वाक्य में अवमूथ दब्द देश का वाचक है, याग्र का नहीं । 
कर्तृदेशकालानामच्चोदन॑ प्रयोगे नित्यसभवायात्‌ (२३॥ 

पूर्व ०--शास्त्र में कर्ता, देश तथा काल की विधि ग्रपेक्षित नहीं, क्योंकि वह कर्मा- 

हुष्हान में नित्य समवेत होने से स्वयं प्राप्त है। 
नियमार्था वः पुवः झुति; ॥र४ा 

सि०--कर्ता भ्रादि की स्वयं श्राप्ति होने पर भी जो पुन: विधान किया है, बह्‌ 

किक के लिए है। 
तथा द्रव्येषु गुणश्रुतिरुत्पत्तिसंयोगात्‌ ॥२५॥॥ 

जैसे कर्ता झ्रादि का विधान नियमार्च है, वैसे ही प्रतिदवव्य-युण का विधान भी. 

लिशधाप है, क्योंकि उसका उत्पत्ति-वाक्य से द्रव्य के साथ सम्बन्ध है । 


७२० मीमांसादर्शनम्‌ ि२-३ 


संस्‍्कारे च तत्मधानत्वात्‌ ॥२७॥॥ 
तथा, भ्रवधात झ्ादि संस्कारों में भी नियम ही जानना चाहिए, क्योंकि उनके 
विघायक वाक्य में नियम की प्रघानतः पाई जाती है। 
यजति चोदवाव्रव्यदेवताक्रियं सप्तुदाये कृतार्थत्वात्‌ (२७॥ 
याग क्षव्ट का श्र्थ है---द्रव्य, देवता थोर करिय।--इन तीनों का समुदाय, क्योंकि 
उसका उक्त समुदाय में ही संकेत किया गया है। 
सदुकते श्रचणाज्जुहरोतिरासेचनाधिकः स्पात्‌ ॥२८॥॥ 
याग प्रौर होस दोचों समानार्थक शब्द हैं, क्योंकि याय शब्द के भर में ही होम- 
दाची 'जुहोति' क्रिया का प्रयोग पाया जाता है, भ्रत्तर इतना है कि याग में परमात्मा के 
उद्देश्य से त्याग होता है । 
विधे: कर्मापवर्गित्वादर्थास्तरे विधित्रदेश: स्पात्‌ ॥२शआा 
पूर्व ०---जिस याग में जिस द्रव्य की विधि है, उससे भिन्न यागर में विहित द्रव्य के 
चर्मों का भ्रतिदेश होता है, क्योंकि विधि के कर्म की समाप्तिपयंन्द का ही नियम है। 
झ्षि बोत्पत्तिसंयोगार्थ सम्बन्धो४विश्विष्टानां श्रपोगकत्वहेतु: स्पात्‌ ॥३ णा। 
सि०--उत्पत्ति-वाक्‍्य में विहित होने के कारण बहिंका भ्रातिथ्यादि तीनों के 
साथ सम्बन्ध होना चाहिए, क्योंकि समानरूप से विधान किये द्रव्य प्रतियाग एकरूप से ही 
अनुष्ठान के हेतु होते हैं । 
॥ इति पृर्वंसोसांसादक्षेने चतुर्थाष्यायस्थ द्वि तीयः पाद: 


तृतीयः पादः 


व्रव्यसंस्काररूमंसु पराथेत्वात्फलश्रुतिर॒र्थ बावः स्यात्‌ ॥१७घ 
द्रव्य, घंस्कार तथा कर्मों में जो फल सुना जाता है, वह अ्र्थवाद है, क्योंकि के तीनों 
अतु के लिए हैं। 
डत्त्तेश्चातत्प्रधानत्वात्‌ ॥रा 
तथा, उत्पत्तिवाक्य से फल के प्रति पुरुष की प्रघानता न पाये जाने से ४. उक्त 
प्रथ॑ की घिद्धि होतो है । 
फल तु तत्मधानायाम्‌ ॥३॥ 
समस्त सज्ञक्रिया द्रब्यसाध्य हैं शर क्रिया के झनुकूल फल मिलता है, श्रतः द्रव्य, 
संस्कार और क्रिया--तीनों की प्रघानता मानी जाती है 4 
नेमित्तिके विकारत्वात्कतुप्रघानमन्यत्स्थात्‌ ॥४॥ 
मृष्मय--मिट्टी के पान्नों का विधान कास्य कर्मों में विहित है, नित्य कर्मों में 
उनके प्रयोग का विधान नहीं है। 
एकस्थ तू भगत्वे संयोगपृथकत्वम्‌ ॥8॥ 
एक द्रव्य के भित्य और नेमित्तिक उभयार्थ होने में बिनियोजक वाक्य नियामक 


है 


शइ]ु ध्स्‌ 


झोष इति चेत ॥६॥ 
दबिरूप द्रव्य एक कर्म का ही शेष है, यदि ऐसा कहो तो-- 
नार्थपृथक्त्वात्‌ ॥७॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि प्रयोजन के भेद से वाक्य का भेद होना उचित है । 
ब्रष्पाणां तु क्रियार्षानां संस्कार: ऋतुधर्मेत्वात्‌ ॥८॥ 

ज्योक्तिष्टोम प्रादि में जो पयोग्रत आदिरूप संस्कार विधात किये हैं, वे ऋतु के 

धर्म हैं, पुरुष के नहीं । 
पृथकत्वादृव्यवत्तिष्ठेत ॥8॥ 

ब्राह्मण, क्षत्रिय प्रादि पदों में षष्ठो विभक्ति का प्रयोग पाये जाने ते सिद्ध है कि 

उक्त ब्रतों के साथ ब्राह्मण श्रादि पुरुषों का सम्बन्ध व्यवस्थापक है। 
चोदनायाँ फलाशुते: कर्मात्रं विषोयेत न हाद्मब्दं प्रतीयते १० 

पुर्वं०--/विदवजिता यजेल' श्रादि वाकयों से कर्मेमात्र का विधा है, क्योंकि उक्त 
विधिवावयों में किसी पद से फल का श्रदण नहीं होता और अपदार्थ का स्वीकार ठीक 
नहीं । 

अपि वा$पनानसामर्थ्याच्चोदना्थेन गम्येतार्थानयमर्थवत्त्वेन वचनाति प्रतीयन्ते5्य- 
तोप्पसमर्थानामानन्तस्पेंःप्यसम्बन्बस्तस्मात्‌ श्रुत्येकदेश: सः ॥ १ १॥ 

सि०--वाक्य-सामश्य से ही विधिवाक्य द्वारा फल की कल्पना होती है, क्योंकि 
सम्पूर्ण देदिक वचन शर्थवाले होते हैं, परन्तु फलवाचक पदरहित वाबयों में समीपल्थ होने 
पर भी फलवाची पद का सम्बन्ध नहीं हो सकता, प्रतः वाक्‍्य-साम््य से कल्पित फल ही 
श्रुत॒वाक्य का भ्रवयव समझना चाहिए। 

वाकयायंस्च गुणार्थथत्‌ ॥ १२७ 

तथा, यदि फलसहित वाक्य की कल्पना न की जाए तो उक्त वाक्य गुण का 

विधायक हो जाता है । 


तत्सवर्विमनादेशात्‌ ॥१३॥ 
पूर्व ०--उवत याग सब फलों का देनेवाला है, क्योंकि उसका कोई एक फल कथन 
नहीं किया गया | 
एक वा चौदनैकत्वात्‌ ॥ श४॥ 
सि०--उवत याग का एक ही फल होना चाहिए, क्योंकि वह एकबचनान्त विधि- 
पद से विधान किया गया है। 
स्‌ स्वर्ग: स्थात्सबान्धरत्यविशिष्टत्वात्‌ ॥१५॥ 
वह एक फल स्वर्ग होना चाहिए, क्योंकि वह सब यागों के प्रति समान है। 
प्रत्यणाच्च ॥६६॥ 
तथा लोकानुभव हे भी विश्वजित्‌ याग्र का फल स्वर्ग ही पाया जाता है। 
ऋतो फलापंवादमज्त्काए्णजिनि: ॥ १७॥ 
पूर्व ०--जैरे जुहु श्रादि प्रज्ों गें फलबोधक जावय अधेवाद हैं, वैसे ही उक्त सबों 
में भी फलबोधक वाक्य अधेवाद हैं, यह का््णाजिनि युनि का गत है। 


छ्र्रे मीमांसादर्श नम्‌ [३ 


फलमात्रेयो निर्देशादभुतों छातुमानं स्पात्‌ ७१८७ 
सि०--यह मत ठौक नहीं, क्योंकि जब फल का स्पष्ट उल्लेख है, तव उसे मानना 
ही चाहिए! विश्वजित्‌ याग की आँति अपनी कल्पना से काम लेने कौ श्राववयकता 


नहीं 
ब्ज्ञे पु स्तुति: पराथंत्वात्‌ ॥१६७ 
जुहुआदि शभ्रद्धों में फल का श्रवण स्तुतिरूप से हो सकता है, क्योंकि भज् श्र्द्ी 
के लिए होने से स्वत: फलवाले नहीं हो सकते । 
कास्पे कर्मणि नित्य: स्वर्गो यथा यज्ञाडु फत्वर्थ:॥२०॥ 
पु्बे ०--जैसे यागीपकारी गो-दोहन आदि का फल पशु आदि तथा याग का फेल 
स्वयं है, पैसे ही काम्यकर्म में भी स्वगें मुख्यफल तथा श्रुत गौणफल है। 
बीते ख फारणे नियमात्‌ ॥२१॥ 
तथा, फल की इच्छा के निंवुत्त हो जाने पर जी याग की समाप्ति का नियम होने 
से उक्त धर्थे की सिद्धि होती है । 
कामो वा तत्संयोगेन चोच्यते ॥२२७ 
जि०- काम्यकर्म के विधायक वाक्य में जो फलश्रृति है, वही उक्त कर्स का फल 
है, क्योंकि उसके सम्बन्ध से उक्त कर्म विधान किया गया है। 
अ्रज्धे गुणत्वात्‌ ॥२३॥ 
गो-दोहन प्रादि यज्ञाज़ों में जो पशु भरादि फल कथन किया है, वह्‌ गोण होने से 
डीक है । 
बीते च नियमस्तदर्यस्‌ ॥२४॥ 
तथा, इच्छा के पूर्ण हो जाने पर भी जो श्रारब्घ कर्म की समाप्ति का नियम है, 
वह प्रतिज्ञा-्पालचाये है। 
सावंकास्यमज्ूका्ः प्रकरणात्‌ ॥२५॥ 
पूर्व ०--अ्रज्भू फलों के सहित दश्शंपूर्ण णासादि यागों के सब फल कथन किये हैं, 
रवतः नहीं, क्योंकि प्रकरण से ऐसा ही घ्वनित होता है। 
फलोपदेशो वा प्रधानद्यब्दसंयोगात्‌ ॥२६॥ 
ल्लि०--उकत कथन ठीक नहीं, क्योंकि शास्त्र में दर्शपूर्ण मास को सब फलों का 
देनेवाला कहा है, तब उससे विपरीत नहीं हो सकता ।._/ 
तत्र स्वेडविश्लेषात्‌ ॥२७७ 
पूर्व ०--जब दर्णापूणंणात्त सब फलों के देनेबाला है, तव उसके एक वार झनुष्ठान 
से सम्पूर्ण फलों की सिद्धि होनी चाहिए, क्योंकि उसका उक्त फलों के साथ निर्मित्त- 
सैमित्तिकमाव सम्बन्ध है । 
गोगसि्धिवष्य॑ स्योत्पस्यसंयोगातु 0२८ 
पस०---अनुष्छान-भेद से फल की सिद्धि होती हे, एक बार के भ्रनुष्ठान से नहीं, 
ब्योंकि फल का उक्त वाक्य से सहभाव नहीं सुना जाता। 


ड३] ७२३ 


सम्तवाये छोदतासंयोगस्यार्थवत्तात्‌ ॥२६॥ 
सौत्रामणी प्रादि यज्ञों में श्रद्धा ज़ि भाव-सम्बन्ध में विधि जाननी चाहिए, क्योंकि 
ऐसा मानने से ही उबत सम्बन्ध सा्थेक होता है । 
कालश्रुतों काल इत्ति चेत्‌ ॥३०॥ 
कालवाची 'त्वा' प्रत्यय का श्रदण होने पर काल का विधान मानना ही उचित 
है, यदि ऐसा कहो तो-- 
नासमवायात्मयोजनेन ॥ ३१७ 
जबत कथन ठीक नहीं, क्योंकि फल के साथ सोत्ामणी श्रादि का सम्बन्ध नहीं । 
उभयायंमिति चेत्‌ ॥३२॥ 
वैभूधादि कर्म दर्श भौर पूर्ण मास--दोनों कर्मों के भ्जू हैं, यदि ऐसा कहो तो-- 
न शब्देकत्वात्‌ ॥३३॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि उक्त याग का विधान एक विषिप्रत्यय से किया 
गया है। 
प्रकरणादित्ति चेत्‌ ॥३४॥ 
प्रकरण से उक्त कर्म दोनों का भ्रज्भ होना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो-- 
नोत्पत्तिसंयोगात्‌ ॥३श॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि विधायक वाक्य से उक्त कर्म का पूर्णमास कम के 
साथ हो सम्बन्ध पाया जाता है। 
झनुत्पत्तो तु काल: स्पात्प्रयोजनेन सम्बन्धात्‌ ॥३६॥ 
ज्योतिष्टोम याग के प्रकरण में अभ्रद्धाज़िमाव विधि का प्रभाव होने से काल का 
विधान होता चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से प्रयोजन के साथ श्रयाजों का सम्बन्ध हो 
सकता है। 
उत्पत्तिकासचिद्यमे काल: स्पाहाक्‍्पस्प तत्अघानत्वात्‌ तरेणा 
श्रज्भता तथा काल--दोनों के विधान का संशय होने पर काल का विधान होना 
चाहिए, क्योंकि वाक्य से कालविधान की ही प्रधानता पाई जाती है। 
फलसंयोगस्त्वचो दिते, त स्पादधेषभूतत्वात्‌ ॥३ ८३ 
अविहित में फल का सम्बन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वह फल के प्रति शेष 
नहीं है। 
श्ज्भानां तुपधघातसंयोगे निर्मित्तार्थ: ॥२७॥ 
वैश्वानर दृष्टि का पुत्र-जप्म के साथ सम्बन्ध जातक्मे-निमित्तक है । 
अधघानेनाभिसंयोपादख्धानां सुख्यकालत्वन्‌ (४०३ 
पूर्व ०--अज्ञ कर्मों के भनुष्ठान का प्रघान काल होता चाहिए, क्योंकि उनका प्रधान 
कर्म के साथ सम्बन्ध है। 
अपवृत्ते तु चोदना तत्सामान्यात्स्वकाले स्थात्‌ ॥४ शा 
सि०--प्र्भूकर्मो का श्रनुष्ठान स्व-स्वकाल में होवा चाहिए, क्योंकि प्रधानकर्म 


७२४ मीमांसादशंनम्‌ [ध३-४ 


की समाप्ति के श्ननन्तर उनका विधान किया गया है भौर वह सब अज्भकर्मों के लिए 


समान है। 
॥ इति पूर्वभीमांसावदाने चतुर्थाष्यायस्य दृत्तीयः पादः ॥ 


चतुर्थ: पादः 


प्रकरणशब्दसामास्याज्योदबानामनऊूत््वम्‌ ॥ ह॥ 
पूर्व ०--देवन' ध्रादि राजसुय का झज नहीं, क्योकि प्रकरण तथा शब्दों से दोनों 
की समानता पाई जाती है। 
श्रषि बा$ड्रमनिज्याः स्युस्ततो विश्विष्टत्वात्‌ ॥ रा। 
सि०--अयागरूप 'देवन! झादि क्रियाएँ राजसूय याग के श्र हैं, क्योंकि वे याग- 
रूप क्रियाशों से भिन्‍न हैं । 
मध्यस्थं यस्य तन्मध्ये ॥३॥ 
पूर्व ०--जो जिसकी सन्निधि में पठित है, वह उसी का प्रज्ध है। 
सर्वासां वा समत्वाच्चोदनत्तः स्पान्न हि तस्य भ्रकरण देशार्यमुच्यते मध्ये ।।ढ। 
लि०---दिवन' श्रादि क्रियाएँ राजसूय यज्ञ का अज्ु हैं, क्योंकि विधिवाक्यों से वे 
सब प्रधानरूप से समान हैं और प्रभिषेचनीय का अवान्तर प्रकरण भी नहीं है तथा उनका 
मध्य में पाठ स्थान के प्रभिप्राय से है, अज्भ के ग्रभिप्राथ से नहीं । 
प्रकरणविभागे च विप्रत्रिषिद्ध हु भयम्‌ ॥५॥ 
यूवं०- प्रकरण का भेद न होने पर भी सौस्यादि को उपसदों का भ्रद्भ मानना 
ही ठीक है, क्योंकि परस्पर-विरुद्ध होने के कारण झज़ुता तथा तत्कालता--दोनों नहीं 
मान सकते । 
श्रपि वा कालसाज्रं स्पाददर्शना दि क्षेघस्य ॥६॥ 
घ्ि०--उक्त वाक्य में कालमात्र का विधान होना चाहिए, क्योंकि उक्त दोनों 
होमों में अज्भाज्लिभाव की कोई विशेष प्रयोजकता नहीं पाई जाती । 
फलबद्रोक्तहेतुत्वादितरस्प प्रधान स्थात्‌ ॥जा 
फलयुवत 'सांग्रहणी' इष्टि आमन' होमों के प्रति प्रधान है, क्योंकि फलवाले की 
सन्निधि में पठित अफल का श्रद्भ होना सर्वसम्पत है। 
दरिग्रहो नैमित्तिक: श्रुतिसंयोगात्‌ ८ 
पूर्व ०--'दधिशह' नैमित्तिक है, क्योंकि भ्रन्तरायरूप निभित्त का सम्बन्ध पाया 
जाता है। 
निर्यश्च ज्येष्ठशब्दत्वात्‌ ॥६१॥ 
पुर ०--उद्त 'ग्रह/ नित्य तथा नैमित्तिक दोनों हैं, क्योंकि उत्तका ज्येष्ठ होना 
पाया जाता है। 
सार्वरूप्याज्य ॥१०१६ 
तथा, सर्वेरूपता के पाये जाने से थी उक्त पझर्थे की सिद्धि होती है । 


8 । 


लित्यों वा स्थादर्यवादस्तयो: कर्मंण्यसम्बन्धादुभज्धित्वाच्चास्तरापस्प ॥११॥ 
सि०--उक्त श्रह ' नित्य है, व्यों कि उक्त अ्रन्तराय-वाक्य अर्थवाद है भौर उससे 
अध्वर्यु तथा यजमान दोनों का करमे में सम्बन्ध नहीं पाया जाता तथा अ्रन्तराय का श्रवण 
उक्त ग्रह के विधान में प्रकरण-मात्र हो सकता है। 
बैश्वानरदच नित्य: स्यास्नित्यें: समानसंख्यस्वात्‌ ॥१२७ 
पूर्व ०--वैश्वाचर इष्टि नित्पकर्म है, क्योंकि नित्यों के साथ उसका समानरूप से' 
कथन पाया जाता है। 
पक्षे बोत्पस्नसंघोगात्‌ ॥॥ १३॥७ 
घ्ि०--नै मित्तिक पक्ष में हो उक्त कर्म सानता उचित है, वयोंकि विधायक वाक्य 
से निमित्त का सम्बन्ध पाया जाता है। 
षद्चिति: पूर्वबत्स्यात्‌ ॥ शा 
पूं ०--छठी 'चिति' पहली पाँच चिततियों की भाँति नित्य है। 
ताभिइच तुश्यसंख्यानात्‌ ॥ १५॥ 
तथा प्रथम पाँच चितियों के समान कथन पाये जाने से भी छठी चिति नित्य 
सिद्ध होती है। 
अ्ंवादोपपत्तेइच ॥१६॥ 
और, अथंवाद के उपपन्त होने से भी उक्त श्र्थ की सिद्धि होती है। 
एकचितिर्वा स्पादपवुक्‍ते हि चोदते निमित्तेत ।१७॥ 
सि०--छहों चितियों के मध्य केवल छठी चिति ही नैमित्तिक होनी चाहिए, 
क्योंकि प्रथम पाँच चितियों के समाप्त होने पर भ्रप्रतिष्ठा-निमित्त से उसका विधान किया 
गया है। 
विप्रतिषेधात्तासि: समानसंख्यत्वस्‌ ॥ १८॥ 
एक चिति में षष्ठस्व विरोध के कारण पहली पाँच चितियों के साथ छठी चिति 
का समान रूप से कथन किया गया है। 
पितृयज्ञ: स्वकालत्वादनज्भ' स्थात्‌ ॥ १ ६॥ 
पितृयज्ञ दशयज्ञ का अज्ञ नहीं है, क्योंकि उसके विधायक वावय में “अमावास्या' 
पद काल का वाचक है, कर्म का नहीं । 
तुल्यवच्च धसंख्यानात्‌ ॥२०ण॥ 
“दश्यंपूर्णमास” झ्रादि कम के समान कथन पाये जाने से भी उतत श्र की सिद्धि 
होती है। 
विप्रतिषिद्धे च दर्शनात्‌ ॥२६१॥ 
तथा, अ्रमावास्था याग का निषेध होने पर भी पिण्डपितृयज्ञ" से परमात्मा की 
प्रसन्नता का विधान पाये जाने से उतत अर्थ की सिद्धि होती है। 


१. पिण्डपितृश्राद्ध से यहाँ मृतक-श्राद्ध का वर्णन नहीं है। शबर स्वामी ने भी 
मृतक-श्राद्ध-सम्बन्धी अ्रथें नहीं किया है। 


मीमांसादर्शनम्‌ [शड 


पदबद्ध' रशता स्थात्तदागसे विधातात्‌ 0२२७ 
पुर्वे०---रशना पशु का श्रज्धू है, क्योंकि विधायक वावय में पशु-सम्बन्ध से उसका 
विधान किया गया है । 
यूपाजु चा तत्संस्कारात्‌ ॥२श॥। 
सि०--रशना यूप का भ्रज्ज है, क्योंकि वह उसके संस्काराथे है । 
श्र्थचाददच तदर्थबत्‌ ॥२४॥। 
तथा, भ्र्थवाद वाक्य मी तभी सार्थक हो सकता है, जबकि रहाना को यूप का भरज्ध 
माना जाए। 
स्वरबचाप्येकदेदत्वात्‌ ॥२५॥ 
पूर्व ०--स्वर' यूप का श्रज्भु है, क्योंकि वह उसका एक टुकड़ा है। 
निष्क्पश्च तबज्भूवत्‌ ॥२६॥ 
तथा यूप का निष्क्रय कथन करने से भी स्वरु यूप का प्रज्ध सिद्ध होता है। 
पश्चद्भ वार्यकर्मत्वात्‌ 0२७४ 
सि०--स्वरु पशु का अज्धू है, क्योंकि वह पशु भ्राज्जनरूप प्र्थ का साधन है। 
भकत्या निष्क्रयवाद: स्थात्‌ ॥२८॥ 
निष्कयवाद स्तुति के अगिप्राय से है। 
दर्शपूर्ण म(सयोरिज्या: प्र धानान्यविशेषतत्‌ ३२६७४ 
पुर्व ०--दर्श भौर पूर्णमास याग में जितने याग हैं--वे सब प्रधान हैं, क्योंकि 
उनका सभान रूप से विधान किया गया है। 
श्रपि वाज्धानि कानिचिद्येष्वड््वेन संस्तुतिः सामान्यादभिसंस्तव: ४३०१ 
सि०- आस्नेय आदि सब यागों के मध्य कई श्रज्भ याग हैं, जिनकी अज््रूप से 
स्तुति की गई है प्रोर वह स्तुति श्रज्ू होने से ही हो सकती है, अन्यथा नहीं। 
तथा चान्याथंवर्शनम्‌ ॥३१॥॥ 
तथा, विक्ृत यागों में प्रयाजों का दर्शन भी भाघारादि के भरजु त्व में प्रमाण है । 
श्रवक्षिष्टं तु कारण प्रधानेषु गुणस्थ विद्यमानत्वात्‌ ॥र२॥। 
प्राक्षेप--अ्रज्भता का साधक संस्तुतिरूप कारण प्राघारादि के समान श्रास्तेय 
आदि में भी समान है, क्योंकि स्तृतिवाक्य इसमें भी विद्यमान है। 
साजुफ्तेडस्यायददा न॑ परा्ेत्वात्‌ ॥३३॥ 
अष्षेप--प्रति विक्ृतियाण प्रयाजों का दर्शन साक्षात्‌ प्रकथित गज्भता में प्रमाण 
नहीं हो सकता, क्योंकि वह अन्य प्रयोजन के लिए है। 
पृथकत्वे स्वभिधानयोनिवेदः भुतितो व्यपदेशाच्च तत्पुनमुंख्यलक्षणं यत्फलचत्यं तत्सस्तिधाव- 
संयुक्त तबज्भू स्पाद्‌ भागित्वात्‌ कारणस्थाभुतेश्चान्यसस्बन्धः ॥रे४ी।॥ 
सप्ता०-- केवल श्राग्नेय आदि छह यागों के दो-दो त्रिकों में ही दर्श तथा पुर्णमास 
संज्ञा का निवेश है, श्रन्यत्र नहीं, क्‍योंकि श्रुति तथा व्यपदेश से उक्त प्रथें की सिद्धि पाई 
जाती है तथा उक्त दोतों त्रिक हीं प्रधाच याग हैं, इसलिए कि वे फल वाले हैं, भ्ौर जो 
याग उनकी सस्निध्ि में पढ़े गये हैं, भ्ौर फल के साथ जिनका सम्बन्ध नहीं, वे झज याग 


४४ | 


हैं तथा प्राघारादि का फलभागी होना न सुने जाने से प्रधान याग के साथ अज्भ।ज्िभाव- 
सम्बन्ध सिद्ध है। 
गुणाज्च नामसंयुक्ता विघीयन्ते नाज्ेष्‌पपद्ान्ते ॥३५७ 

तथा, दरशंपूर्णमास संज्ञासहित जो गुण विधान किये गये हैं, वे आधार आदि भ्रज्ञों 

के नहीं बच सकते । 
चुल्या च कारणथ्रृतिरन्येरज़्ाभिसस्बस्घे: ३६७ 

श्राक्षेप---पुरुषा ज़ों के साथ राम्बन्ध रखनेवाले आ्राघारादि के समान ही आग्नेय 

प्रादि प्रघान यागों की अज्भ ता-भरूति पाई जाती है। 
उत्पत्तावभिसस्वन्धस्तस्मादज्भोपदेद: स्थात्‌ १३णा 

सप्ता०--जीवमात्र की उत्पत्ति के ग्रभिष्राय से प्राग्वेय श्रादि को यज्ञ का सिर 
भादि कथन किया है, अद्भ ता के प्रश्रिप्राय से नहीं, अतः मुख्यतया आघारादि यागों में ह्ठी 
भ्रज़ूता का उपदेश जानना उचित है। 

तथा चास्याथ्थंदर्शनस्‌ ॥३८॥ 

श्रौर, भ्रति दर्श तथा पूर्णमास आ्राहुतियों का दर्शन भी उक्त श्र की सिद्धि में 

प्रमाण है। 
ज्योतिष्टोमे तुल्यान्यविश्विष्टं हि कारणम्‌॥३६९॥ 

पूर्व ०--ज्योतिष्टोम के भ्रन्तगेत जितने याग हैं, वे सब समान रूप से प्रप्नान हैं, 

क्योंकि उनकी समप्रधानता का समान रूप से वर्णन किया गया है । 
गुणानां तृत्पत्तिवाक्पेव सम्बन्धात्‌ कारणश्रुतिस्तस्मात्‌ सोम: प्रघान॑ स्थात्‌ ॥४०७ 

सि०---उत्पत्तिवाक्‍्य द्वारा ज्योतिरूप स्तोमों का सोमयाग के साथ सम्बन्ध होने 
पै उक्त याय के प्रधान होने में विश्वेष कारण का श्रवण पाया जाता है, श्रत: सोमयाग ही 
प्रधान है, दीक्षणीय आदि वहीं । 

तथा चान्यार्थदरशनम्‌ ॥४१॥ 

तथा, सोमयाग से भिन्न दीक्षणीय आ्रादि में श्रद्धता का श्रवण भी उक्त श्रथें को 

सिद्धि में प्रमाण है। 
।( इति पूर्व मोमांसादर्शने चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पादः श| 
॥ इति चतुर्थोष्ष्याय: ॥ 


पञ्च मोष्ध्यायः 


प्रथमः पादः 


श्रुतिलक्षणमानुपुव्य॑ तत्प्रमाणत्वात्‌ ॥ १४ 

श्रुति-प्रतिपादित य्ञों में श्रोतक्रम मानना ही उचित है, क्योंकि वह्‌ सब प्रेरणाग्रों 

की भ्रपेक्षा प्रधान है। 
श्र्षाच्च 0२ 
तथा, कहीं रथ से भी क्रम का ज्ञान होता है। 
अनियमोष्न्यत्र ॥३॥ 
जहाँ श्रौत श्रथवा आर्थिक क्रम नहीं, वहाँ श्राथिक क्रम का नियम नहीं है। 
ऋमेण वा नियस्येत, ऋत्वेकत्वे टर॒गुणत्वात्‌ ॥४॥ 

एक ऋतु--यज्ञ में पाठक्रमानुसार प्रयाजों के अनुष्ठान का नियम होना चाहिए, 

क्योंकि वह अनुष्ठान का भ्रज्भू है । 
अ्र्ञाब्द इति चेत्‌ स्याह्माक्यश्ब्दत्वात्‌ ॥५॥॥ 

झाक्षेप--पाठक्रम शब्द-प्रतिपाद्य नहीं हो सकता, क्योंकि वाक्य को पदार्थ मात्र 

की बोधकता है, यदि ऐसा कहो तो-- 
अ्र्थकृते चानुमानं स्थात्कत्वेकत्वे, पराथ्थत्वात्स्वेन त्वर्थेन सम्बन्धस्तस्मात्स्व- 
झब्दमुच्यते ॥६॥ 

सम्ा०--उक्त कथन ठीक नहीं । भ्रथ॑वश कल्पना करने में क्रम भ्रशाब्द होना 
चाहिए परन्तु ऋतु के एक होने पर भी अज्जों की प्रधानता होने से भ्रपने प्रधानभूत ऋतुरूप 
अथ्थे के साथ यथाक्रम ही सम्बन्ध होना उचित है, अतः पाठक्रम शब्द-प्रतिपाद्य ही कहा 
जा सकता है, अशान्द नहीं । 

तथा चान्यार्थंदर्शनम्‌ ॥७॥॥ 
तथा, पाठकरम के बाघक शभ्रथे का दर्शन भी उक्त ग्रर्थ की सिद्धि में प्रमाण है । 
प्रव॒त्या तुल्यकालानां गुणानां तदुपक्रमात्‌ 0८ 

इसी प्रकार एक काल में प्राप्त “उपाकरण' आ्रादि पश्चु-संस्कारों का प्रथम वृत्ति के 

अनुसार द्वितीयादि क्रम जानना चाहिए, क्योंकि प्रथम उसी से श्रारम्भ किया है। 
सर्वंिति चेत्‌ ॥६॥ 

आक्षेप--उपाकरण आदि सब संस्कार युगपत्‌ --एक साथ सब पशुझ़्ों में होने 

चाहिएँ, यदि ऐसा कहो तो-- 


श१] 


नाक्वतत्वात्‌ ॥१्णा 
समा०--उकत कथन ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा विधान उपलब्ध नहीं होता । 
ऋत्वस्तरवदिति चेत्‌ ॥११॥ 

प्राक्षेप--जैसे 'सौय' आदि यागों में उपयुक्त पदार्थों के संस्कार युगपत्‌ होते हैं, 

वैसे ही पशुझों के संस्कार भी युगपत्‌ होने चाहिएँ, यदि ऐसा कहो तो-- 
चाससवायात्‌ ॥ १ २ध 

ससा०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि दानक्रिया में पशुओं का समवाय 

विवक्षित नहीं । 
स्थानाच्चोत्पत्ति संयोगात्‌ ॥ १३॥ 
तथा, उत्पत्तियाक्‍्य में प्रतिषादित स्थाव के अनुसार भी क्रम का ज्ञान होता है 
मुख्यक्रमेण वाज्भूगनां तदर्थेत्वात््‌ ॥ १४॥ 

अधान याग्र के क्रम से प्रज्भुयागों का अनुष्ठान होता चाहिए, व्योंकि वे प्रधान 

यागों के लिए ही होते हैं। 
प्रकृतो तु स्वदाब्दत्वाययाक्रमं प्रतोयेत ॥१५॥ 

पूर्णमास याग में ग्रज्ञों का अनुष्ठान प्राठक्रमानुसार जातना चाहिए, क्योंकि वह 
साक्षात्‌ अज्ज प्रतिपादक शब्दों से पाया जाता है। 

मस्ञतस्तु विरोधे स्थाठ्योगरूपसामर्थ्यात्‌ तस्मादुत्पत्तिदेशः सः ॥१ 

मन्त्र के साथ ब्राह्मण का विरोध होने पर मन्त्र के अनुसार श्रतुष्ठान होना चाहिए, 
क्योंकि अनुष्ठान-मात्र के प्रकार का बोध करानेवाले ब्राह्मण से कर्म का विधायक होने के 
कारण मन्त्र प्रवल है। 

तद़चनाहिकुतो यथाप्रघानं स्थात्‌ ॥ १ 

पुर्वे०---विक्वति याग में अज्भ-पनुष्ठान प्रधान ऋमानुसार होना चाहिए, क्योंकि 

अधानक्रम का बोधक वचन पाया जाता है। 
विप्रतिपत्तों वा प्रक्त्यन्वयाद्यथाप्रकृति १८ 

सि०--दो विरुद्ध क्रिया्रों के एकसाथ प्राप्त होने पर प्रकृति-क्रमानुसार ही 

अनुष्ठान होता उचित है, व्योक उक्त क्रम प्रकृति याग में प्रथम अन्वित है । 
विकृति: प्रकृतिधर्मत्वात्तत्काला स्थाच्थाशिष्टम्‌ ॥१६॥ 

पूर्व ०--श्राग्वेयादि तीनों विकृति याग 'साकमेध' नामक प्रकृति याग की सिद्धि 
के लिए जितना काल विधान किया गया है, उतने कालवाले होने चाहिएँ, क्योंकि विकृति 
के लिए प्राकृत घ॒र्मवाला होना नियत है । 

श्रपि वा क्रमकालसंयुक्‍ता सद्यः क्रियेत तत्र विधेरनुसानात्प्रकृतिघर्मलोपः स्थात्‌ २० 

सि०--उक्‍्त तीनों याग़ जिस क्रम तथा जिस काल में विधान किये गये हैं, उसी 
क्रम तथा कालसहित सच: कतंव्य हैं, क्योंकि उदाह्नत वाक्‍्यों में जो प्रात; आदि कालों 
का विधान है, वह उक्त चोदक वाबय द्वारा प्राप्त भ्रकृत काल से प्रबल है, अत: उक्त प्रकृति 
गाग के धर्मंभूत काल का उक्त प्रकृति यागों भें लोप होना उचित है। 


मीमसांसादशंवम्‌ [शिह 


कालोस्क्ष इति चेत्‌ ॥२१॥ 

प्राक्षेप---3क्त काल का उत्कर्ष होने से भी प्रातः झ्रादि झब्द उत्पन्न हो सकते हैं, 

यदि ऐसा कहो तो-- 
न तत्सम्बन्धात्‌ ॥२९॥ 

समा०--उकत कथन ठीक नहीं, क्योंकि प्रात: आदि का एक ही दिन के साथ 

सम्बन्ध है । 
अद्भानां मुख्यकालत्वाच्ययोवतमुत्कर्षे स्वात्‌ ॥२३॥ 

पुर्वे ०--अनुयाज तथा प्रयाज दोनों के उत्कर्ष तथा झ्रपकरष के विषय में जेसा कथन 
किया गया है, वैसा ही होता चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से अड्ों को स्व-स्व काल का लाभ 
हो जाता है। 

तदादि वाश्मिसम्बन्धात्तदन्तमपक्षें स्थात्‌ ॥२४॥ 

सि०--अपकर्ष ्रौर उत्के में भ्रनुयाजादि तथा प्रयाजान्त का ग्रहण है, क्योंकि 

चोदक वाबय से तदादि तदन्त का ही सम्बन्ध पाया जाता है। 
प्रव॒त्या कृतकालानाम्‌ ॥२४॥ 

प्रवृत्तिरूप प्रमाण से जिन प्रोक्षण भ्रादि का अनुष्ठान-काल ज्ञात होता है, उनका 

प्रथम अनुष्ठान होना चाहिए। 
शब्दविप्रतिषेधाच्च ॥२ ६ 
तथा, बब्दा्थे का विरोध प्राप्त होने से भी उवत श्रर्थ की सिद्धि होती है। 
असंयोगात्तु वकत॑ तदेव प्रतिकृष्येत ॥२७॥ 

विक्ृति-मात्र में विधान किये गये भरूप के छेदन-मात्र का ही अपकर्ष होना चाहिए, 

क्‍योंकि उसका अन्य प्रज़ों के साथ सम्बन्ध नहीं है। 
प्रासद्धिकं चर नोत्करषेद्संपोगात्‌ ॥२८॥ 

पुरोडाशों पर प्रसज्ञ से उपकार करनेवाला भ्रनुयाज कर्मे दक्षिणाग्ति के होमों का 

उत्कर्ष नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उनके साथ सम्बन्ध नहीं है। 
तथाण्पूवंस ॥२६॥ 

जैसे प्रयाज उक्त दोनों होमों के उत्कर्षक नहीं, वंसे ही प्राकृत वेदि प्रभिवासनान्त' 

अज़समूह का अपकर्षक नहीं है। 
सान्तपनोया तृत्करषेंदग्निहोत्रं सवनवद्वंगुण्यात्‌ ।(३ ना 

पूर्व ०--जैसे प्रात:सवन स्वयं उत्कषे को भ्राप्त हुआ माष्यन्दिन सवन का उत्कर्ष 
करता है, वैसे ही सन्‍्तापनीया नामक इष्टि भो भ्ग्निहोत्र का उत्कर्ष करती है, क्योंकि 
बैसा न होने से कम का वेग्रुण्य हो जाता है। 

अव्यवायाच्च ॥३ श॥ 
तथा, दोनों कर्मों का व्यवघान न होने से भी उक्त श्रर्थ की सिद्धि होतो है । 
प्रसम्बन्धात्तु नोत्कर्षेत्‌ ॥३२॥ 

सि०--स्वयं उत्कर्ष को प्राप्त हुई उक्त इष्टि झ्रस्निहोत्र की उत्कषेक नहीं, क्योंकि 

उसका उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । 


श्र] 


प्रापणाज्च निमित्तस्थ ॥३३॥ 
तथा, निमित्तके प्राप्त होते के कारण सायंकाल में अग्निहोत्र का विधान किया 
गया है। 
सम्बन्धातू सवनोत्कर्ष: ॥३४॥ 
परस्पर सम्बन्ध होते के कारण प्रात:सवन के उत्कष से साध्यन्दित सवन का 
उत्कर्ष होता है। 
घोडजी चोक्थ्यसंयोगात्‌ ॥३५७ 
तथा, “उक्थ्य' ग्रह के उत्कषं से षोडशी ग्रह का भी उत्कर्ष होता है, क्योंकि उसका 
“उक्ध्य' ग्रह के साथ सम्बन्ध है। 
॥ इति पूर्बभोसांसादशने एज्चमाध्यायस्थ प्रथमः पादः ३ 


द्वितोयः पादः 


सल्तिपाते प्रघानानामेककस्प गुणानां सर्व कर्म स्थात्‌ ॥१॥ 
पूर्व ०--अनेक देय पशुग्रों के एक याग में एकत्र होते पर एक-एक पद्नु में संस्कारों 
का सम्तग्न रूप से अनुष्ठान होना चाहिए। 
सर्वेषां वंकजातीयं कृतानुपुर्यंत्वात्‌ ॥२॥ 
स्ि०--सम्पूर्ण पशुओं का एक संस्कार करके दूसरा संस्कार करना चाहिए क्योंकि 
देय पशुझों के साहित्य से ऐसे हो प्रमाण उपलब्ध होते हैं। 
कारणादस्गाव्‌ त्ति:॥३॥॥ 
कहीं प्रबल प्रतिबन्धकरूप कारण के विद्यमान होने पर एक-एक प्रधान धर्मों में 
समग्ररूप में संस्काररूप धर्मों का अनुष्ठान होता है। 
मुष्टिकपालावदानाझजनास्थजझजनवपनपावतेजु चेफेन ।४॥॥ 
पूर्व ०--सुष्टि, कपल, अवदान, भ्रझ्जग, अ्रभ्यज्जन, वपन तथा पावन--इन 
सब में एक-एक का निर्वाप ग्रादिख्प प्रनुष्ठान होना चाहिए । 
सर्वाणि त्वेककार्यत्वादेयां तद्गुणत्वात्‌ शा 
सि०--मुष्टि श्रादि सब संस्कार पुरोडाश आदिरूप एक ही कार्य की सिद्धि के 
लिए किये जाते हैं। इन पदार्थों की समूहरुप में ही उक्त प्रधान कम के प्रति प्रद्भता है, 
प्रत: उन्हें एकसाथ हो करना चाहिए। 
संयुकते तु प्रक्मात्त दज्भः स्थादितरस्य तदर्थत्वात्‌ ॥&॥ 
श्रवदान संयुक्त होम-प्रकरण में जो केवल अ्रवदान से उपक्रम किया गया है, वह 
होमपरयंन्त का समभना चाहिए, क्योंकि अ्रवदान से भिन्‍त मध्य में विधान किये 
“उपस्तरण' भ्रादि सम्पूर्ण होमा्थ होने से श्रवदान के ही भ्रद्ध हैं। 
बचनात्तु परिव्याणान्तमण्जनादि: स्थात ।७॥ 
“प्रझ्जत' भ्रादि “परिव्याण' पर्य॑न्त सम्पूर्ण संस्कारों का समग्र रूप में प्रनुष्ठान 
होता चाहिए, क्योंकि वाक्थगेष से ऐसा ही पाया जाता है। 


मीमांसादर्शनम्‌ [शर 


कारणाहाइनवसगं: स्याच्था पात्रवृद्धि: ॥८॥॥ 
श्राक्षेप-- जैसे अ्नुयाज नामक होसों के लिए पृषदाज्य-धारणार्थ पात्रास्तर की 
कल्पना होती है, वैसे ही प्रकृति में भी भ्रधघ्वर्ग॑रूप सहकारी के न मिलने के कारण 'ल 
अबसूजेत्‌' की कल्पना होनी चाहिए। 
न वा दाब्दक्तत्वान्यायम/त्रमितरदर्थात्पात्रविबुद्धि: ॥ ६७४ 
समा०--वाक्य विशेष द्वारा प्राप्त होने के कारण उक्त संस्कारों का प्रत्येक यूप में 
समग्र हूप से भ्रनुष्ठान होना ठीक है, क्योंकि एक-एक का घनुष्ठान कल्पना-मात्र है, और 
जो पात्रान्तर की कल्पना है, वह अ्रथंबल से प्राप्त है। 
पश्ुगणे तस्थ तस्थापवर्जयेत्‌ पद्वेकरवात्‌ ॥१०॥ 
पूबे ०--अत्येक देय पशु के उद्देश्य से होतव्य पुरोडाश के सध्य एक-एक पुरोडाश 
में यावत्‌ भ्रवदात्रों का अनुष्ठान होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के सबश प्रत्येक पशु में 
“पशुत्व' घर्मे एक है। 
देवतेबेंककर्म्पात्‌ ॥११७४ 
सि०--अत्येक पुरोडाश से प्रथम यथात्रम दैवत तदनन्तर स्विष्टकृत तत्पश्चात्‌ ऐड 
प्रवदान होकर होम होना चाहिए, क्योंकि उक्त तीनों प्रवदान पृथक्‌-पृथक्‌ एक कर्म हैं। 
सत्त्रस्थ चार्थवत्त्वात्‌ ॥ १९॥ 
झौर ग्रवदानकाल में पठनीय भन्त्र के उच्चारण में लाघवहूप अर्थ की प्राप्ति 
होने पे भी उक्त श्र्थ की सिद्धि होती है । 
नानावीजे एकमुलूखलं विभवात्‌ ॥१३॥ 
ब्नीहि आदि भ्रनेक अस्नसाध्य इष्टियों में तण्डुल प्रादि की निष्पत्ति के लिए एक 
ही ऊखल होना चाहिए, क्योंकि वह सब प्रन्नों के लिए पर्याप्त है। 
विवद्धिर्वा नियमानुपुव्यंस्थ तद्थेत्वात्‌ ॥१४॥ 
ग्राक्षेप--ऊखल श्रनेक होने चाहिएँ, क्योंकि पाठक्रम के नियत होने से उक्त ग्रथे 
की उपलब्धि होती है । 
एक वा तण्डुलभावाडन्तेस्तदर्थत्वात्‌ ॥१५॥ 
सभा०---एक ही ऊखल होना चाहिए, क्योंकि तण्डुल निष्पत्तिपर्यस्त अब पूर्वक 
“हन्‌' धातु का प्रवघात अर्थे मात्रा यया है। 
बिकारे त्वनुयाजानां पात्रभेदो5्यभेदात्स्थात्‌ ॥ ६ ६॥ 
अग्निषोमीय पशु याग में प्रनुधाज तथा प्रयाज के पात्र का भेद होना चाहिए, 
क्योंकि उक्त दोनों में होतव्य झ्राज्यरूप अर्थ का भेद है ।/ 
प्रकृते: पूर्वोक्तत्वादपूर्व मन्ते स्पान्त ह्यचोदितस्थ देषास्तानम्‌ ५१७॥ 
प्रकृत 'नारिहोमों' के पू्ेविहित होने से उपहोम उतके प्रन्त में होना चाहिए, 
क्योंकि श्रज्भी से प्रथम प्रविहित को पूर्व॑विहित के समान अज्भता नहीं हो सकती। 
भुख्यासन्त्यंसात्रेयस्तेन तुल्यश्रुतित्वादशब्दत्वात्प्राकृतानां व्यवाथ: स्थात्‌ ॥१८॥ 
श्राक्षेप--“प्रधान होमों से पीछे तथा 'नारिष्ट' होपों से पूर्व उपहोमों का प्रनुष्ठान 
होता है, क्योंकि प्रधान होमों के समान उनका विधान भी प्रत्यक्षश्रुत है प्रौर तारिष्ट होमों 


॥२-३] 


का उपहोमों के पदचात्‌ अ्व॒द्य अनुष्ठान होना चाहिए, क्योंकि वे भानुमानिक हैं, प्रत्यक्षश्ुल 
नहीं”-यह आवन्रेय मुनि का मत है। 
प्रन्ते तु जादराण्णस्तेषां प्रधानशब्दत्वात्‌ ॥१९॥४ 

सप्ता०--“नारिष्ट होमों के पक््नात्‌ उपहोगों का श्रनुष्ठान होना चाहिए, क्योंकि 
नारिष्ट होमों का मुख्य प्रकृति याग में प्रथम विधान किया गया है” --यह बादरायण मुनि 
का मत है। 

तथा चास्यार्थदर्शनम्‌ ॥ २०॥ 
तथा, प्रथम उपस्थित के प्रथमानुष्ठान में अन्यत्र रुष्ट अर्थ भी प्रमाण है। 
कृतदेशातत्तु पुर्वेषां स देवा: स्यात्‌ तेन प्रत्यक्षसंगोगान्यापमात्रसितरत्‌ (२१॥ 

महेन्द्र स्तोत्र के समीप जिसके देश की कल्पना की गई है, ऐसे अभिषेक से प्रथम 
होनेवाली बिदेवन आदि क्रियाओं का भी वही स्थान होना चाहिए, क्योंकि अभिषेक के 
साथ उनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष है प्लौर अ्रभिषेक के पश्चात्‌ कल्पना करवा निर्मूल होने के 
कारण कल्पना मात्र है। 

प्राकृताच्च पुरस्तात्‌ ॥२२॥ 

तथा, जिसका प्राकृत इष्टि से पूर्व पाठ किया गया है, उसका अनुष्ठान भी पूर्व 

होना चाहिए। 
सन्निपत्तस्चेच्रधोक्तमन्ते स्थात्‌ ॥२३॥ 

यदि प्रकृति तथा वैक्ृत दोनों संस्कारों की एक साथ त्राष्ति हो तो जत्यक्षश्रुद 

चैक्नतधर्म का श्राकृतघर्म के पछचात्‌ अनुष्ठान होना चाहिए। 
॥ इति पूर्व सीमांसादर्श ने प"्चमाध्यागस्थ द्वितीय: पादः हर 


तृतीयः पादः 


बिवृद्धि: कमभेदात्पषदाज्यवत्तस्थ तस्योपदिष्येत ॥ १॥॥ 
पूर्व ०-- जैसे प्रत्येक 'अ्रनुयाज” के साथ 'पृषदाज्य' के सम्बन्ध का विधान है, वैसे 
ही प्रत्येक प्रयाज के साथ एकादश संख्या के सम्बन्ध का विधान किया गया है, प्त्त: 
प्रषाज-भेद से एकादछ्ष संख्या की वृद्धि होनी चाहिए। 
अपि वा स्॑संख्यत्वाहिकार: अ्रतीयेत ॥२७ 
सि०---एकादछ संख्या-पू्ति के लिए सब प्रयाजों की हिरावृत्ति होकर परचात्‌ 
प्रस्तिम भ्रयाज की द्विरावृत्ति होती चाहिए, क्योंकि उक्त संख्या सब प्रयाजों के लिए 
विधान की गई है। 
स्वस्थानात्तु विबृध्येरन्कृतानुप्व्य॑त्वात्‌ ॥३॥॥ 
स्व-स्व स्थान में प्रत्येक उपसद्‌ की द्विराब॒ृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति याग 
हैं उनके भ्रनुष्ठान का क्रम नियत किया गया है। 


मीमांसादर्शनम्‌ [शाह 


समिध्यमानवतों समिद्ध वतों चान्तरेण धाय्याः स्पुर्यावापुधिष्योरन्तराले 
समहेंणात्‌ ॥४॥ 
पुर्व ०--आगत्तुक सन्‍्त्रों का 'समिध्यमान' और “समिध्य” पदवाली दोनों सामि- 
घेनियों के मध्य में निवेश होना चाहिए, क्योंकि वाक्यशेष में ज्ावापुथिवी शब्द से उक्त 
दोनों सामिधेनियों का अनुवाद करके मध्य में 'धायथा' नाम से आगन्तुक मन्‍्त्रों का कथत 
किया है। 
तच्छब्दों वा ॥५॥॥ 
स्ि०--उबत वाबयश्षेष में जो 'घाय्या' पद आया है, वह सम्पूर्ण आमन्तुक मन्‍्त्रों 
का नाम नहीं, किन्तु 'पृथुपाजा श्रमत्य॑:' इत्यादि दो मनन्‍्त्रों का नाम है। 
उष्णिक्ककुभोरन्ते दर्शनात्‌ ॥६॥ 
“पाय्या' नामक उष्णिक्‌ तथा ककृभ छन्दवाले दोनों मन्त्रों के भरत में “ग्रधाय्या' 
मन्त्र का निवेश पाये जाने से भी उक्त श्र की सिद्धि होती है। 
स्तोमविवृद्धं बहिष्पवमाने पुरस्तात्पर्यासादागन्तव:ः स्युस्तथा हि दृष्टं द्वादवाहे ॥७७ 
पुरवे०--बहिष्पवमान नामक स्तोत्र में प्रागनन्‍्तुवा मन्‍्त्रों की वृद्धि के लिए 
अ्रागन्तुक मन्त्रों का पर्य्यास से पूर्व निवेश होना चाहिए, क्योंकि द्वादशाह नामक याग में 
आभन्तुक मन्त्रों का पर्थ्यास से पूर्व ही निवेश देखा जाता है। 
पर्यास इति चाउन्तार्या ॥८॥ 
तथा, “पर्य्यास” यह बहिष्पवमान स्तोत्र के अच्तिम त्रिक की संजा है। 
श्रन्ते वा तडुक्तम्‌ ॥ ६ 
सि०--भागस्तुक मन्‍्त्रों के चार प्रादि त्रिकों का बहिष्पवमान स्तोत्र के भ्रन्त में 
निवेश होता है, यह पीछे निर्णय किया जा चुका है। 
बचनात्तु दवादशाहे ॥१०॥ 
द्वादश्ाह यागर में जो आग्तुक त्रिकों का स्तोन्नीय तथा श्रनुरूप नामक प्रथम, 
ह्वितीय त्रिकों के मध्य निवेश होता है, वह वाक़्यविशेष के वल से होता है, कल्पना-सात्र 
से नहीं ॥ 
भ्रतद्विकारश्च ॥१ १॥ 
तथा, 'द्वादण्ाह”॑याग को विक्रति न होने से भी “अतिरात्र' याग में उक्त याग 
की भाँति निवेश नहीं हो सकता । 
तढ़िकारेष्प्यपुव॑त्वात्‌ ॥ १२७ 
“द्वादशा ह' याग की विकृति श्रहीन, सत्नादि यागों में भी वुषण्वत्‌ शब्दवाले मब्ों 
से भिन्न मत्त्रों के मध्य में निवेक्ष नहीं हो सकती, क्योंकि वह वाक्यविशेष से विहित नहीं है। 
झन्ते तुत्तरयोदेध्यात्‌ ॥ १३॥॥ 
पुर्वे०--माध्यन्दिन पवमान तथा आमंव पवमान सोमों के श्राधार प्रथम तथा 
ह्वितीय जिक को छोड़कर अन्तिम जिक में श्रागन्तुक सामों का निवेश होना चाहिए। 


४३] 


अषि वा गायत्रोबहत्यनुष्टप्छु बचनात्‌ ॥१४॥ 
सि०--गायत्री, बृहती तथा अनुष्ट्प्‌ छल्दवाले मन्‍्त्रों में आगनन्‍्तुक सामों का 
निवेश होना चाहिए, क्योंकि वाक्यविदेष से ऐसा ही पाया जाता है। 
प्रहेष्टकम्रौपानुवाक्य सवनचितिदेष: स्पात्‌ ॥१४५॥ 
पुबबं०--अना रमभ्य पठित ग्रह तथा इष्टिकाएँ सवन् तथा चयन का शेष हैं । 
ऋत्वस्निशेषों वा चोदितत्वादचोदलान्वपूर्बस्थ ॥ १६ 
सखि०--उत्त ग्रह याग का तथा इष्टिकाएँ ग्रग्ति की शेष -- अज्भ हैं, क्योंकि याग 
तथा श्रग्ति की अज्जु पता से उनका विधान पाया जाता है तथा सबन एवं चिति की 
प्रज्भता का विधान नहीं पाया जाता । 
अन्ते स्युरव्यवाधात्‌ ॥१७॥ 
पु्बे०--चित्रिणी श्रादि इष्टिकाओं का उपधान अ्रन्तिम चिति में होना बाहिए, 
क्ष्योंकि ऐसा होने से प्रकरण एठित इष्टिकाशं का परस्पर व्यवधान नहीं होता । 
लिड्जदइंनाच्च ॥ १८॥ 
तथा, लक्षणों के पाये जाने से भी उक्त गर्थ की सिद्धि होती है। 
सध्यमायां तु बचनाद्‌ ब्राह्मणवत्य: ॥१६॥ 
सि०--प्रश्रकरण पठित ब्राह्मण वाक्य से जिनका विधान किया गया है, ऐसी 
चित्रिणी आदि इष्टिकाश्ों का मध्यम चिति में उपधान होना चाहिए, क्योंकि वाक्य- 
विशेष से ऐसा ही पाया जाता है। 
प्राग्लोकम्पृणायास्तस्था: सम्पुरणार्थत्वात्‌ ॥२०॥॥ 
“लोक॑ पृणा' तामक इष्टिकाओं से प्रथम चित्रिणरी ग्रादि का मध्यम चिति में 
पपधान होना चाहिए, क्योंकि “लोक पृणा' केवल छिद्र पूर्ण करने के लिए है। 
संस्कृते कर्म संस्काराणां तदर्थत्वात्‌ ॥२१॥ 
प्रवमानेष्टिरूप संस्कारों से युक्त अग्नि में श्रग्निहोत्रादि कर्म कतेव्य हैं, क्योंकि 
छत संस्कार उक्त कर्मों की कतेव्यतार्थ ही विघान किये गये हैं। 
श्रतत्तरं ब्रत॑ तदमृतत्वात्‌ ॥२२॥॥ 
आहिताग्निकतृंक ब्रत भ्राघानान्तर कतेव्य हैं, क्योंकि उनका आधान-मात्र से 
झम्बन्ध है। 
पूर्व च लिज्जदशंनात्‌ ॥२३॥ 
प्रश्तिहोत्रादि कर्म पवमानेष्टियों के पूर्व कतंव्य हैं, नयोंकि लिज्ज से ऐसा ही 
पाया जाता है। 
अथंवादो वाध्यंस्य विद्यम्रानत्वात्‌ ॥२४॥ 
उक्त वाक्य ब्रथेबाद है, क्योंकि उसका स्तुति के लिए विधान किया गया है । 
न्यायविप्रतिषे घाच्च ॥२५॥॥ 
तथा, उक्त 'ब्रह्मवादिनों मीमांसन्ते' वाबय में नित्य अम्निहोत्रादि कर्मों को 
कत॑ब्पता का निषेध पाये जाने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है। 


मीमांसादशंनम्‌ [५३ 


सिड्िचते त्यग्निच्ियुकत प्रपपणाल्निभित्तस्य ॥२६॥ 

'पूर्थ “--'अग्निचित्‌' पदवाले वावय से विधान किये ब्रत अग्नि का चयन हो 

जाने पर कर्तव्य हैं, क्योंकि उनका निमित्त चयन प्राप्त है। 
ऋत्वस्ते वा प्रयोगवचनाभावात्‌ ॥२७॥ 

घ्ि०--याग के ग्रनन्तर उक्त ब्रत कतंव्य है, क्योंकि चयन के भ्रतन्तर अनुष्ठान 

का बोधक फोई वाक्य नहीं पाया जाता । 
अरने: क्मत्वनिर्देशात्‌ ॥२८॥॥ 

तथा, अग्नि का कर्मका रक द्वारा कथन पाये जाने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि 

होती है । 
परेणाओवेदतादी क्षितः स्यात्‌ सर्वेदेक्षानिसम्बन्धात्‌ २६॥ 

पूर्व ०-- भध्वर्यू नामक ऋत्विक्‌ की घोषणा के पढ्चात्‌ दीक्षित व्यवहार होना 
चाहिए, क्योंकि दीक्षा-विधायक वाक्‍यों से इष्टि, दण्ड श्रादि सम्पूर्ण पदार्थों के साथ दीक्षा 
का सम्बन्ध पाया जाता है। 

इष्टयम्ते वा तदर्था हविद्येषा् सम्बन्धात्‌ ॥३०॥ 

सि०--अध्वर्यू की दीक्षा इष्टि के भ्रन्त में होनी चाहिए, क्योंकि इष्टि दीक्षा के 
लिए है| दीक्षा-विधायक वाक्य केवल द्रव्यकूप श्र के साथ सम्बन्ध बताते हैं, क्रिया-विदेष 
के साथ नहीं । 
े समास्यान च तद्॒त्‌ ॥३३१७ 

ददोक्षणीया” नाम से भी यहो ग्राशय प्रतीत होता है। 

अज्भवत्कतूतासानुपुर्व्यंस ॥२२॥ 

पूर्व ०-जैंसे प्रयाज झादि श्रज्भ कर्मों का अनुष्ठान पाठक्रमानुसार होता है, वैसे 

ही काम्य यागों का भ्रनुष्ठात भी पाठक्मानुसार ही होना चाहिए । 
न वाध्सम्बन्धात्‌ ॥३३॥ 
सि०---उकत यागों का परस्पर कोई सम्बन्ध न होने से पाठक्रमानुसार अनुष्ठान 


नहीं हो सकता । 
कास्यत्वाच्च ॥ रे४0 


तथा, काम्य याग होने से भी उक्त भ्रर्थ की सिद्धि होती है । 
आ्रानयंक्यान्नेति चेत्‌ ॥३५॥ 

आक्षेष--काग्य यागों का अ्रपनी इच्छानुसार अनुष्ठान ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा 

करने से पाठक्रम व्यर्थ हो जाता है, यदि ऐसा कहो तो--- 
स्पाहिलायंत्वाद्था परेषु सर्वस्वारात्‌ 0३६४ 

समा०--उकत कथन ठीक नहीं, क्योंकि जैसे नित्य यायों में 'सर्वस्वार' होम 

ज्ञानार्थ होने से सफल है, वेसे ही उक्त पाठक्रम भी ज्ञानाथ होने से' सफल है। 
य एतेनेत्यस्निष्टोम: प्रकरणात्‌ ॥२७॥ 

“य एतेब' इस वाक्य में 'एतेन' शब्द से अग्निष्टोम का ग्रहण है, क्योंकि उसका 

अकरण है। 


४॥३-४] 


लिज्ञाच्च ३५॥ 
तथा, बिज्ज के पाये जाने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है। 
श्रथान्येनेति संस्थानां सन्निधानात्‌ ॥३६॥३ 
पूर्व ०--'य एतेवानिष्ट्वापथान्येन! इस वाक्य में 'अन्य' शब्द से ज्योतिष्दोम याग 
की श्रत्यग्निष्टोम आ्रादि शेष छह संस्थाओं का ग्रहण है, क्योंकि वे ही श्रग्निष्टोम की 
समीपवर्लिनी हैं। 
तत्पक़तेर्बाबष्पत्तिविहारों हि न तुल्येषपपद्चेते ॥४०॥॥ 
सि०---प्न्येत' शब्द से भ्रत्यग्तिष्टोमादि छह संस्था सहित 'एकाह' आदि सम्पूर्ण 
यागों का ग्रहण है, क्योंकि केवल छह संस्थाओं का ग्रहण होने से आपत्ति तथा विहार दोनों 
उपपन्न नहीं हो सकते 
प्रशंधा च विहरणाभावात्‌ ६४ १॥ 
अ्रक्ष प-- उक्त वाक्यों में जो प्रापत्ति तथा विहार कथन किया गया है, वह 
भन्तिष्टोम की प्रशंसा के लिए है, 'एकाह' ग्रादि के ग्रहण के लिए नहीं, वर्योंकि विकृति 
होने के कारण 'एकाह' झ्रादि में झरार्पत्ति तथा विहार नहीं बन सकते । 
विधिप्रत्पयाद्वा न ह्व कस्मात्‌ प्रशंसा स्थात्‌ ॥४२॥ 
समा०--चोदक वाबय द्वारा श्राकृत धर्मों का विक्ृति यात्रों में प्रतिदेशरूप 
अत्यय होने से श्रापत्ति तथा बिहार का कथन ठीक है, क्योंकि धर्म-प्राप्ति के बिना प्रशंसा 
भी उपपन्न नहीं हो सकती। 
एकस्तोस्ते वा ऋतुसंयोगात्‌ ४४३॥ 
पूर्व ०---अन्येन' शब्द से एकस्तोमवाले याग का ग्रहण है, क्योंकि प्रथेवाद वाक्य 
मे एक हो प्राकृत स्तोम का विक्ृति यागों के साथ व्याप्तिरूप-सम्बन्ध द्वारा प्रकाशन 
करना पाया जाता है । 
सर्वेषां वा चोदना विज्वेषात्‌ प्रशंसा स्तोमानाम्‌ ॥ड४॥ 
सि०---अ्रन्येन' शब्द से एक स्तोभमक, अनेक स्तोमक सव यागों का अहण है, 
क्योंकि वे सब 'पन्य' शब्द के वाच्य हैं और जो एक-एक स्तोत्र का विकृति याग्र को 
ध्याप्तिरूप-सम्बन्ध द्वारा प्रकाशित करना लिखा है, वह स्तोमों की स्तुति है 
॥ इति पूर्वमीमांसाद्शने पठ्चमाध्यायस्थ तृतीयः पादः 


चतुर्थ: पादः 


क्रमकोपो<5थंदब्दाभ्यां श्रुतिविदेषादर्थंपरत्वाच्च ॥१॥ 
प्रथक्र भौर श्रौतक्रम से पाठक्रम का बाघ हो जाता है, क्योंकि श्रुतिविज्लेष तथा 
ध्र्ध से प्राप्त होने के कारण वे दोनों प्रबल हैं । 
अवदानाभिघारणा5थसादनेष्वानुपुर्व्य प्रवृत्त्या स्थात्‌ ॥२॥ 
पूर्व ०---अवदान, अभिषारण तथा आसादन---इन तीनों में क्रम का ग्रवधारण 
फ्रबुत्तिक्रमानुसार होना चाहिए। 


मीमांसादर्शनम्‌ [शा४ड 


यथाप्रदानं वा तदयंत्वात्‌ ॥३॥ 
सि०--भवदान ग्रादि तीनों धर्मों का अनुष्ठान प्रदान कमानुसार होना चाहिए, 
क्योंकि वे प्रदान के लिए ही विधान किये गये हैं। 
लिज्जदंशानास्च ॥४॥ 
तथा प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्त श्र की सिद्धि होती है॥ 
बचनादिष्टिपुर्व त्वम्‌ ॥५३॥॥ 
पुरे ०--द्शपूर्ण मास याग के श्रतन्तर ज्योतिष्टोम करना कतंव्य है, क्योंकि 
चाक्यविद्ञेष से' ऐसा ही ध्वनित होता है। 
सोमइचकेषाम-्न्याधेयस्यतुनक्षत्राइतिकमवचनात्‌ तदर्थे नानक हि स्थात्‌ ॥६॥ 
सि०--ज्योतिष्टोम याग दक्षंपूर्णणास के पद्चात्‌ न होकर भ्रग्न्याघान के वाद 
होना चाहिए, क्योंकि कई शाखाओं में उसकी कर्तैव्यता के लिए श्रग्त्याघाव-सम्बन्धी ऋतु 
तथा नक्षत्र के ग्रतिक्रम का विधायक वाक्य-विशेष पाया जाता है। यदि ज्योष्टोम याग 
को अ्रग्त्याधान के अन्तर न मानकर दरशंपूर्णणास के पश्चात्‌ माचरा जाए तो उक्त अति- 
क्रमण का ग्रभिधायंक वाक्य निरथंक हो जाता है। 
तदर्थंचचनाच्च नाविधेषात्त दर्थेत्वन्‌ ॥(॥॥ 
तथा, श्रग्न्याघान को ज्योतिष्टोम के लिए कथन करने से भो उक्त भ्रथं की सिद्धि 
होती है। यदि श्रग्त्याधान और ज्तोतिष्टोम का नियम से आनन्‍्तय न मानें तो श्रग्ल्याधान 
के कर्ममात्र के प्रति समान होने से ज्योतिष्टोमार्थता का अभिधायक वचन उपपन्न नहीं 
हो सकता। 
अयक्ष्यमाणस्य च पवर्मानह॒विषां कालविधानादानन्तर्याहिशदू स्थात्‌ ॥८॥ 
और, श्रग्त्याधाव के अतस्तर ज्योतिष्टोम याग न करनेवाले पुरुष के प्रति पवमान 
हवियों को कतंव्यतार्थ काल का कथन करने से भी अग्न्याधान के अनन्तर उक्त याग की 
निःाडू कतंव्यता सिद्ध होती है । 
इष्टिर्यक्ष्यमाणस्थ तादश्यें सोमपूर्वत्वम्‌ ॥६॥७ 
अग्न्याधान के अन्तर ज्योतिष्टोम याग न करनेवाले के लिए दरंपूर्ण मास याग 
अवश्य कतंव्य है, भोर ज्योतिष्टोम याग के निमित्त से अग्न्याधान करने पर ज्योतिष्टोम 
आग अ्रवस्य क्तंब्य है ।/ 
पत्कर्षाद्‌ ब्राह्मणस्य सोमः स्थात्‌ ॥१०॥ 
पूर्व ०--ब्राह्मण का ज्योतिष्टोम याग दर्शंपूर्णमात्त याग से पूर्व होना चाहिए, 
क्योंकि ज्योतिष्टोम याग के ग्रनन्तर उक्त याग की कतेंव्यता का विधान पाया जाता है। 
पोर्णभासी वा श्रुतिसंयोगात्‌ ॥ १ १॥ 
सि०--ज्योतिष्टोम याग के पश्चात्‌ केवल पौर्णमास याग करतेंव्य है, क्योंकि उक्त 
अथ्थेवाद वाक्य में केवल 'पौर्णमास' शब्द का सम्बन्ध पाया जाता है। 
सर्वस्य चैककर्म त्वात्‌ ॥१२॥ 
आक्षेप--उक्त वाक्य में पोर्णमास शब्द से दर्श तथा पोणंमासत दोनों का ग्रहण है, 
क्योंकि वे दोनों मिलकर एक काय॑ हैं। 


४] 


स्ाद्वा विधिस्तदर्थन १३७ 

समा ०--- उक्त प्र्थवाद वाक्य 'पोणंमास' झब्द से द्शपोर्णमास याग का विधायक 

नहीं, अपितु ज्योतिष्टोम याग्र के गज्भ किसी अपूर्व कम का विधायक है। 
प्रकरणात्तु काल: स्थात्‌ ॥श्थ। 

उक्त प्रथेवाद वाक्य में ज्योतिष्टोम याग के पदचात्‌ दक्षपीर्ण मास याग के अनुष्ठा< 
सार्थ आतन्तय॑रूप काल का विधान मानना ठीक नहीं है, क्योंकि वह दर्शपौर्णमास के प्रकरण 
में पढित है। 

ध्वकाले स्थादविप्रतिषेघात्‌ ॥ १५॥॥ 

पुबं०--ज्योतिष्टोम याग अपने काल में होना चाहिए, क्योंकि श्रधान होने के 

कारण उसके काल का बाघ नहीं हो सकता । 
प्रपमयो वा5पघानस्थ सर्वकालत्वात्‌ ॥१६॥ 

सि०---उकत वाक्य में ज्योतिष्ठोम याग के काल का बाघ कथन किया है, 

प्रस्याधाव के काल का नहीं, क्योंकि अग््याघान के काल का बाघ तो स्वेया प्राप्त है। 
पोर्णमास्यूध्व॑ सोमादुब्नाह्मणस्थ बचनात्‌ ॥९७॥ 

ब्राह्मणकतुंक ज्योतिष्टोम याग के पश्चात्‌ पौर्णमास याग का नियम से अनुष्ठान 

होना चाहिए, क्योंकि वाक्यविज्येष से ऐसा ही पाया जाता है। 
एक वा शब्दसासर्श्यात्याक्‌ फ्त्स्नविधानम्‌ ॥ १८६ 

“पोर्णमास' संज्ञक केवल एक 'अर्तीषोमीय' याग्र से पूरे ब्राह्मणकतुंक ज्योंतिष्टोम 
गाग कर्तव्य है, पोर्यभास-संज्ञक याग-मात्र से नहीं, क्योंकि शब्द-साम थ्यें से ऐसा ही पाया 
जाता है, प्रत: ज्योतिष्ठोम से पूर्व 'अन्तीषोमीय' को छोड़कर और सब दर्शंपोर्णमास-संज्ञक 
ग्राग कतेव्य हैं । 

पुरोडाछास्त्वनिर्देशे तथुक्ते देबताभावात्‌ ॥ १६७ 

“अग्नीषोभीय/ पदयुक्त वाक्य में यागभेद का कथन न होने से पुरोडाक्ष याग का 

भ्रहण हो उचित है, क्योंकि उसमें देवता का सम्बन्ध विद्यमान है। 
प्राज्यमपीति चेत्‌ ॥२०॥ 

श्राक्षेप--उकत याग में भग्तीषोमीय याग से राज्य याग का ग्रहण है, यदि ऐसा 

कहो तो-- 
न्न सिश्रदेवतात्वादैन्द्राग्नवत्‌ ॥२५॥ 

समा०---उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि जैसे ऐन्द्राग्न याग मिश्रदेकताक है, वेसे ही 

प्राण्य याग भी मिश्रदेवताक है। 
बिछृते: प्रकृतिकालत्वात्सडस्कालोत्तरा बिकृतिस्तयो: भ्रत्यक्षशिष्टत्वात्‌ ॥२२॥ 

प्रकृति याग के अन्तर होनेवाले ऐन्द्राग्न श्रादि बिक्ृति याग एकाह: साध्य होने 
शाहिएं, क्योंकि विक्रृति यागों के प्रकृति-काल का नियम है और प्राकृत दयाह: तथा एकाह: 
दोनों कासों के मध्य प्रत्यक्षोपदिष्ट होने से एकाह: काल प्रबल है। 


मीमांसादर्शनम्‌ [शाड 


हे द्वेयहकाल्ये तु यथान्यायम्‌ ॥२३॥ 
श्राक्षेप --उक्‍त विकृति यागों का यह: साध्य होने से 'प्रकृतिबदविक्रतिः कत्तंव्यः' 
इस न्याय का अतिक्रमण नहीं होता । 
बचनाद्वेककालल्‍य स्थात्‌ ॥२४॥ 
ससा०--उकत विकृृति याम एकाह: साध्य हैं, क्योंकि वाक्यविशेष से ऐसा ही 
पाया जाता है । 
सान्‍्नाय्याग्तीषोभीयविकारादुर्ध्व सोमात्यकृतिवत्‌ ॥२५॥॥ 
जैसे सांनाय्य तथा श्रग्नीषोमीय दोनों याग ज्योतिष्टोम के पश्चात्‌ होते हैं, वैसे 
ही उक्त दोनों यागों के विक्रति याग भी पीछे होने चाहिए। 
तथा सोमसविकारा दर्श पूर्ण मासाम्याम्‌ ॥ २६ 
जैसे सांनाय्य तथा अग्नीषोमीय याग के विक्ृति यागों का अनुष्ठान ज्योतिष्टोम 
याग के पश्चात्‌ होता है, वैसे ही ज्योतिष्ठोम याग के विकृति यागों का भनुष्ठान दक्ष- 
पौर्णमास याग के पीछे होना चाहिए। 
0 इति पूर्वभीमांसादर्शने पष्चमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ॥ 
॥ इति पड्न्चमो5्ध्यायः ॥॥ 


घष्ठो5घ्याय: 


प्रथमः पादः 


द्रव्याणों कर्मंसंयोगे गुणस्वेनाःमिसम्बन्धः ॥ शा 
पुरवे ०---द्वव्यों का कर्म विषयक संयोग में यौण सम्बन्ध है। 
असाघक तु तादर्थ्यात्‌ ॥२॥ 
सि०--स्वर्ग के लिए होने से याय क्त की सिद्धि का साधक नहीं। 
अत्पर्थ चाधभिसंयोगात्‌ कर्मतो हामिसस्बन्धः तस्मात्क्मोपदेश:- स्यात्‌ ॥३॥ 

तथा, स्वगं-संज्ञक प्र के लिए यज्ञरूप कर्म का कारणत्वेन सम्बन्ध पाये जाने से 
करे द्वारा ही स्वर्य भर यागरूप कर्म का जन्य-जनकरूप सम्बन्ध है, प्रतः कर्म का कथन 
गौण है। 

फलापंत्वात्कर्मं णः शास्त्र सर्वाधिकार स्थात्‌ ॥४॥ 

पूर्व ०--यज्ञकर्म श्रेष्ठ फल के लिए होने से उसका अ्रधिकार स्त्री-पुरुष सबके 

लिए है। 
कर्तुर्वा श्रुतिसंयोगाद्विधि: कात्स्न्येंन बम्यते ॥५॥ 

सि०--वँदिक कर्मों के भ्रधिकार-सम्बन्धी श्रुतियों में स्त्रियों के यज्ञ करने के 

भ्रधिकार का निषेघ नहीं है। 
लिजूविश्षेषनिर्देश्वात्पुपुक्तम तिशाबनः ॥६॥॥ 

पूर्व ०--/'श्रुतिवाक्य में पुल्लिजू का कथन पाये जाने से स्त्रियों को यज्ञ करने का 

प्रषिकार रहीं है”--यह एतिशायन ऋषि का मृत है। 
तद॒क्तित्वाच्च दोषभुतिरविज्ञाते (७ 

भ्रज्ञात भूण (गर्म, यज्ञ) के हंनन-सम्बन्धी श्रुति से भी यज्ञ का प्रधिकारी पुरुष 

ह्ीहै। 
जाति तु बादरायणो<विशेषात्‌ तस्मात्‌ स्त्यपि प्रतीयेत 
जात्ययंस्पाउविश्विष्टत्वात्‌ ॥५॥ 

सि०--आ्आाचार्य बादरायण का मत है कि खृतिवाक्य में पुल्लिज्भु-निर्देश जाति 
का बोधक है, वर्योकि उसमें कोई विशेषता नहीं पाई जाती, अतः जाति-अर्थे के तुल्य होने 
है रित्रियों को भी यज्ञ का अधिकार है। 

चोदितित्वाद्ययाश्रुति ॥६॥ 
वेद-अ तिपाच् होने से श्रृत्यशुसार स्त्री श्रौर पुरुष दोनों को यज्ञ का अधिकार है 


छडरे मीमांसादशेनम्‌ [१ 


दव्यवक्त्यालु पुंसां स्थाव्‌ दरब्यसंयुक्‍त क्रयविक्रयाम्यासहव्यत्व॑ स्त्रीणां द्र्येः 
समानयोगित्वात्‌ ॥१०॥ 
पूर्व ०--यज्ञ द्रव्यसाध्य है और द्रव्य पुरुषों के श्रषिकार में रहता है तथा स्त्रियाँ 
क्रय भौर विक्रय की जाती हैं, श्रतः द्रव्यरहित होती हैं, ऐसी भवस्था में वे यज्ञ की 
औधिकारिणी नहीं हो सकतीं । 
तथा चाप्स्यायें दर्श नम्‌ ॥१ शा 
तथा, उक्त क्रय और विक्रय की सिद्धि में उदाहरण पाया जाता है। 
तादर््पात्कमेतादस्यंम्‌ 0१२ 
और, यदि स्त्रियाँ स्वयं परिश्रम करके घनोपाज॑न करके यश करें तो भी सम्भव 
नहीं, क्योंकि उतपर पति का श्रषिकार होता है, भतः उनका कमाया घन भी उसी का 
हो जाता है 
फलोत्साह४बिशेषात्‌ १३७ 
सि०--धर्मरूपी फ़ल और वैदिक कर्मों के करने 
स्त्रियों में भी पाया जाता है, प्रतः यज्ञादि कर्मों में स्त्रियों क! में 
अ्र्येन च समवेतत्वात्‌ पह४ए 
विवाह में पति-पत्ली दोनों को घम्मे, श्र्थ, काम, पोक्ष--इस फल-चतुष्टय के 
संचय का उपदेश दिया जाता है, अत: फल: का सम्बन्ध आये जाने से स्त्रियों को भी यज्ञ 
का भ्रधिकार है । 


स्प्ाह मनुष्य की भाँति 


ऋयस्य घर्मसाजत्वम्‌ ३१३७ 
स्त्री के विक्रय की बात भी ठीक नहों, वह एर्मक्रिया है, जो विधि-अ्नुसार की 
जाती है । 
स्ववत्तामपि दश्ेपति 0१६७ 
ज्ास्त्र में दम्पती का एक ही परम बताया गया है, झतः स्त्रियाँ पति की सम्पत्ति 
हे से बन्चादि कार्य कर सकती हैं । 
स्ववतोस्तु बचनः स्थात्‌ ॥१ज 
स्त्री-पुरुष दोनों के लिए एक ही धर्म के बोधक वावय पाये जाने से एक-समान कर्म 
ऋरने का विधान है ॥ 


लिड्डवक्षनान्च ४१८ 
तथा, वैदिक वाक्‍यों में एकसाथ कर्म करने का लिज पायें जाने से भी उक्त 
अर्थ की सिद्धि होती है। 
शतत्वाक्तु भक्त्या स्वामित्वमुच्यते ॥१६॥॥ 
श्राक्षेप--जब स्त्री का मूल्य लेकर उसे बेच दिया जाता है, तब वह घन की 
स्वामिनी नहीं हो सकती | 
फलाथित्वत्तु स्वामित्वेनाउभिसास्बन्ध: ॥२०॥४ 
समा०--स्त्री धर्मरूपी फल को चाहती है, झतः उसका स्वामीपन के साथ 
सम्बन्ध है। 


5१] छ४३ 


फलवत्तां च रक्षयति धर श। 
शस्त्र में भी स्त्री-पुरुष को मिलकर यज्ञ करनें तवा उसके द्वारा फल-चतुष्टय को 
आप्त करने का कथन है। 
इचाषानं च ट्वियज्ञवत्‌ ॥२२।ा। 
पूवं०--जहाँ विधान में दो पुरुषों के प्रग्न्याघान करने का उल्लेख है, वहां उसका 
तात्पयं राजा भौर उसके पुरोहित के मिलकर यज्ञ करने का है। 
गुणस्प तु विधानत्वात्पत्न्या द्वितीयादाब्दः स्यात्‌ ॥२३॥ 
सि०---गुण का विधान करने से ट्विवचन से प्रम्न्याघान के उल्लेख में दुसरे का 
भ्राशय पत्नी ही है । 
'तथा यावदुक्तमादोद्र हमचयं मतुल्यत्वात्‌ ॥२४॥॥ 
भाज्ची्वाद पौर ब्रह्मचय --वेदाघ्ययन में पुरुष के समान योग्यता न रखने पर भी 
कत्री के प्रस्याघान का विधान शास्त्रविहित है। 
चातुरव॑ष्यंमरविज्वेषात्‌ ॥२५॥॥ 
पूर्व ०--चारों वर्णों को वैदिक कर्मों में अ्रपिकार है, क्योंकि ब्राह्मण झादि वर्णो 
हैं कोई विद्येषता नहीं है। 
निर्देशाहा अयाणां स्पादस््याघेये हयसम्बन्ध: ऋतुष आहाणशभतिरित्यात्रेय: ॥२६॥॥ 
सि०---“ ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर वैश्य---इन तीनों वर्णों को यज्ञ और प्रम््याधात 
का प्रषिकार है, शूद का उक्त कर्मों में कोई सम्बन्ध नहीं, क्योंकि ब्राह्मण श्रादि वर्षो का 
क्रध्िकार बोधघत करनेवाली खुति ऐसा हो कहती है”--यह झात्रेय ऋषि का मत है। 
निमित्तायें व बादरिस्तस्मात्‌ सर्वाधिकारः स्थात्‌ (२ 
प्राक्षेप-- न॑मित्तिक सामर्थ्य से प्रधिकार उत्पन्न होता है, श्रतः वैदिक कर्मों में 
श्षका प्रधिकार है, ऐसा बादरि ऋषि का मत है। 
श्रपि वाध्न्याथंवदनाचा्ुति प्रतोयेत ॥ २८७ 
'यथेसां बाच॑ कल्याणीमावदानि जनेम्य:” प्रादि शास्त्रवचनों के पाये जाने से भी 
प्रज्ञादि कर्मों में चारों वर्णों का अधिकार प्रतीत होता है। 
पु निर्देशात्तु पक्षे स्मात्‌ छरश। 
सि०--पपूर्वोक्त निर्देश पाये जाने से ब्राह्मण श्रादि पक्ष में हो वैदिक कर्मों का 
कदृज्ताब पाया जाता है। 
वैगुष्पाननेति चेत्‌ ॥३०॥ 
भाक्षेप--उपनयन-विधि में शुद्र के लिए व्रत न पाये जाने से उसे अ्रह्मविद्या का 
स्धिकार नहीं, यदि ऐसा कहो तो--- 
न काम्यत्वात्‌ ॥३ १७ 
शरभा०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि मुद्दों में भी कामना पाई जाने से उनका 
कक्ाहि हें प्रधिकार सिद्ध होता है। 


एड४ मोमांसादर्शनस्‌ [धर 


संस्कारे व तत्यधानत्वात्‌ ॥रेरा। 
सि०---संस्कार-विषय में विश्येषता का कारण ब्राह्मण प्रादि वर्णों की प्रधानता है। 
झपि या बेदनिर्देशादपशुद्राणां प्रतोषेत ॥३ ३४७ 
“आ्राह्मणोःस्य सुखमासोत्‌' बेद के इस कथन द्वारा शुद्र से रहित तीन वर्णों का हो 
यज्ञादि में भ्रघिकार उपलब्ध होता है । 
शुणायित्वान्नेति चेत्‌ ॥१४॥ 
श्राक्षेप--अध्ययनरूपी गुण का भ्र्थी होने से शूद्र के लिए यज्ञादि का निषेध नहीं, 
यदि ऐसा कहो तो-- 
संस्कारस्थ तदयंत्वाहिद्यायां धुरुषभुतिः ॥३५॥॥ 
समा०---उक्त कथन ठीक नहीं । उपनयतादि संस्कार विद्या के लिए होने से विद्या- 
विषयक पुरुष के ग्रधिकार का कथन है, भत: शुद्ध भी वैदिककर्म करने का प्रधिकारी है । 
विद्यानिर्देशान्नेति चेत्‌ ॥३६॥॥ 
झ्राक्षेप--विद्या का कर्थन केवल ठोन वर्णों में थाये जाने से शूद्र को वैदिक कर्मों 
का भ्रधिकार नहीं, यदि ऐसा कहो तो-- 
श्र घत्वादभाव: कर्मंणि स्थात्‌ ॥३णा 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं । शूद्र में विद्या को सामथ्यें न होने से उपनयन- 
कर्म का भधिकार नहीं है, परन्तु यदि वह विद्वान बत जाए तो उसका भी अधिकार है। 
तथा चाध्न्याथदशनम्‌ ॥ २८॥ 
इस प्रकार के श्रनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं। 
श्रयाणां द्रण्यसस्पन्न: कर्मंणो द्रव्यसिद्धित्वात्‌ ॥३ ६॥॥ 
पूर्व ०--तीनों वर्णों में घताढय को ही धर्न्याधान का प्रधिकार है, क्योंकि यज्ञादि 
कर्मों की सिद्धि द्रव्यरूप साधन से ही होती है। 
झनित्यत्वात्तु नैवं स्थादर्धाद्धि द्रव्यसंयोगः ४०॥ 
सि०--निर्धनता की भ्रवस्था प्नित्य है। निघंन भी श्रवसर पाकर घनबान्‌ बन 
सकता है, झ्तः भधिकार सबको है । 
झद्धहोनइच तदमां 0४ १॥ 
परज्भहीत पुरुष को भी यज्ञादि वैदिक कर्म करने का प्रधिकार है। 
जत्पत्तो नित्यसंयोगात्‌ ।(४२॥ 
घ॒र्मे का सम्बन्ध जीवात्मा से है, जो श्रज्भहीन में मी पाया जाता है, भ्रत: भ्रजुद्दीन 
को भी अ्रषिकार है। 
अन्याषेंगस्प हान॑ स्थात्‌ ॥४ शा 
जिसके तीन ऋषि (माता, पिता भर प्राचार्य ) न हों ऐसा ऋत्विक्‌ यज्ञ कराने का 
अ्रधिकारी नहीं है। 


शत] एश५ 


वचनाद्रथका रस्थाघाने सर्वेक्षेषत्वात्‌ ॥४४॥ 

श्राक्षेप--रथकार के लिए प्रग्त्याघान करने का अधिकार ब्राह्मण-प्रन्धों में पाया 

जाता है, क्योंकि वह तीन वर्णों का भज्ञ है। 
न्यायो वा कर्म संशोगाच्छूद्वस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ ॥४५व/ 

समा०--उक्त कथन ठीक है, क्योंकि स्थकार का कर्म के साथ संयोग पाया जाता 

है। शास्त्रों में रथकार को शुद्र नहीं कहा गया, झौर उसे भ्रघिकारी गाना गया है। 
अकर्म त्वात्तु नेव॑ स्थात्‌ ॥४६&॥ 
ुद्र भ्रकर्मा है, भ्रतः उसे अस्त्याधान का भ्रविकार नहीं है। 
प्रानरथक्प व संयोगात्‌ ॥४ज॥ 
उसे प्रसल्याधान का अधिकार देने से पनर्थ हो सकता है । 
गुणार्यमिति चेत्‌ ॥४८ा। 

भ्राक्षेप-- विद्यारूपी गुण के कारण शुद् को भी ध्रम्याधान ध्रादि संस्कारों का 

प्रधिकार है, यदि ऐसा कहो तो-- 
उक्तमनिभित्तत्वन्‌ ॥४६॥ 

सम्रा०--उक्त कथन ठीक नहीं । जन्य से जाति भानने में कोई निमित्त नहीं-- 

यह सिद्धान्त पहले ही प्रतिपादित कर दिया गया है। 
सोधन्यनास्तु हीतत्वान्मन्त्रबर्णात्‌ प्रतोयेरन्‌ ॥४०॥ 
सुन्दर धनुषोंबाले क्षत्रिय लोग वेद भ्रौर ब्राह्मणों से न्यून प्रतीत होते हैं । 
स्थपतिनिषाद: स्पाच्छन्दसामर्ष्यत्‌ ॥५श॥ 

तक्षक--नौका चलानेवालों का यज्ञ में सघिकार है। तक्षक का श्रय॑ मल्लाह है, 

पह बात शब्द-सामस्ये से सिद्ध होती है 
लिड्ल्‍डदर्शनाच्व ध५रा 
तथा, प्रमाणों के पाये जाने से' भी ऐसा ही तिद्ध होता है। 
॥ इति पृर्वंभीमांसाइज्ने पष्ठाध्यायस्य प्रथम: पाद: ॥ 


द्वितीयः पादः 


पुरुषार्थक्सिद्धित्वात्तस्थ तस्पाधिकारः स्यात्‌ ॥ १0 

मनुष्य-जन्म का उद्देश्य घर्म, अर्थ, काम, मोक्षरूप फलचतुष्टय की सिद्धि है, भरत: 
प्रशैक वर्णवाले को प्रपने भधिकार के अनुसार प्रयत्न करना चाहिए। 

प्रपि वोत्पत्तिसंयोगाचया स्पात्‌ सर्वेदश्शन तथाभावोषविभागे स्थात्‌ एश॥। 

जन्मकाल के संयोग से प्रन्तः:करण की बनावट जेसी हो जातो है, उसी के 
ऋुप्तार वर्णभेद मी हो जाता है। 

प्रयोग पुरुषश्रुतेयाकामी प्रयोगे स्थात्‌ ॥३॥ 

पूर्व ---वेद में पुरुष को कर्ता माना गया है, भ्रत: प्रत्येक व्यक्ति कर्मे करने में 

क्कात्त है। 


छ्डद मीमांश्षादशेनस्‌ [घर 


प्रत्यर्य शुतिभाव इति चेत्‌ ॥४॥ 

बेद में मनुष्य को प्रत्येक कार्य में स्वतन्त्र कहा गया है, परन्तु लोक में वह अनेक 

कार्यों में परतन्त्र दिखाई देता है, यदि ऐसा कहो तो-- 
तादर्यें व गुणायंताःनुक्ते5र्थान्तरत्वात्कतु: प्रघानभृतत्वात्‌ ॥भ॥ 

उक्त कथन ठीक नहीं । कर्तारूँप से मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र हैं, परन्तु फल 

भोगने में परतन्त्र है, इसीलिए उसकी स्वतन्त्रता प्पूर्व जान पड़ती है। 
भ्रपि वा कामसंयोगे सम्बन्धात्‌ प्रयोगायोपदिश्येत-प,्रत्यये हि 
विधिश्रुतिविषाणवत्‌ ॥ क्ष। 

सि०--जैसे प्र्धों के खुजाने में सींगविशेष या ग्रन्य साधन गोण हैं, उसी प्रकार 

जीव कम करने में स्वतन्त्र है, परन्तु फल भोगने में परतन्त्र है। 
धन्यस्यापीति चेत्‌ ॥॥॥ 

भ्राक्षेप--एक पुरुष के किये हुए कर्मों का फल दूसरे व्यक्ित को प्राप्त होता है, 

यदि ऐसा कहो तो--- 
झन्यार्थेतामिसस्वन्धः ६ ५॥ 

समा ०---ठक्त कथन ठीक नहीं । धन्य पुरुष के किये कर्मों का फल प्रन्य को प्राप्त 

नहीं होता ॥ 
फलकामो निर्मित्तमिति चेत्‌ ॥६॥ 

श्राक्षेप--किसी प्रन्य के लिए फल की कामना कर लेना ही भ्रन्य के लिए फल का 

निमित्त हो सकता है, यदि ऐसा माना जाए तो- 
न नित्यत्वात्‌ ॥१०॥॥ 

समा०---कर्म के सम्बन्ध में परमात्मा का नियम ग्रटल है, भ्रतः उक्त कथन ठीक 

नहीं। 
कर्म तथेति चेत्‌॥ ११॥ 

झाक्षेप -दूसरे के किये कर्मों का फल दूसरों को प्राप्त होता है, ऐसे कर्म पाये जाते 

हैं, यदि ऐसा माना जाए तो-- 
न समवायात्‌ ॥ १२॥ 

समा०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि जीव का अपने कर्मों के साथ ही सम्बन्ध 

पाया जाता है। 
प्रक्रमात्तु नियम्येतारस्भस्य क्रिया निमित्तत्वात्‌ ॥ १३॥ 

प्रारब्ध कमे भपने भोगरूप फल को उत्पन्न करके नियम कर देते हैं कि धन्य का 
भोग त हो, और जो वर्तमान काल के कम हैं, उनके श्रारम्भ में जीव का क्तेव्यरूप कर्म 
निमित्त है। 

फलाथित्वाद्म5नियमों ययानुपक्रान्ते ६१४७ 

झाक्षेप--प्रारब्ध कर्मों का भोक्ता भोगरूप कर्मों का प्र्थी होने से, जैसे प्रारम्भ- 
रहित पुरुष का कोई कर्तव्य नहीं होता, उसी प्रकार उस भोक्ता का उस भोग से मिन्‍न 
कोई कतंथ्य नहीं होता, भ्रत: क्रियमाण कर्मों को स्वतन्त्रता का नियम नहीं ॥ 


धार] ४७ 


नियमों वा तन्निमित्तत्वात्कर्तुस्तत्कारण स्पात्‌ ॥१५७ 
पु सभा०---इस बात की व्यवस्था है कि जीव कतंव्य-कर्मों को भपनी स्वतन्त्रता से 
करता है, क्योंकि वे कियमाण कर्म प्रारब्ध कर्मों के भोग में नि्ित्त-मात्र हैं, भौर कर्त्ता के 
भोग के वे कर्म कारण हैं। 
लोके कर्मणि वेदबसतोपिपुरुषज्ञानम्‌ ॥ १६॥ 
पुर्वें०--लोक में जो कर्म किये जाते हैं, वे विधि-निर्बेघरूप होने से वेद के तुल्य हैं, 
उन्हीं कर्मों से परमात्मा-प्रय॑न्‍्त पदार्थों का ज्ञान हो जाएगा, भ्रतः वेदों के मानने का कोई 
अयोजन नहीं। 
श्रपराधे5पि च तेः शास्त्रम्‌ ॥ १७ 
तथा, नियम-भज्भरूप भ्पराघ के होने पर लौकिक जनों द्वारा जैसे शासन करने- 
बाला क्षास्त्र बनाया जाता है, उसी प्रकार पुरुष की भ्रवृत्ति-निवृत्ति के लिए लीकिक छास्त्र 
ही पर्याप्त है, वेद की कोई आवश्यकता नहीं! 
श्रशास्त्रातूपसम्प्राध्तिः शास्त्र स्थान्न अकल्पक तस्मादर्षेन 
गस्येताओप्ते वा शास्त्रसर्घवत्‌ ॥ १८४ 
सि०--ईदवर के ज्ञान की प्राप्ति वेद के बिना ही हो जानी चाहिए, परन्तु द्वोतो 
नहीं, भत: वेदरूपी शास्त्र का मानना उचित है। इन्द्रियों से भगोचर विषयों का ज्ञान 
वेदरूपी शास्त्र से ही हो सकता है, केवल तक॑ से नहीं । 
देवताथये च॥१६७ 
शास्त्र का ज्ञान देवता (ईश्वर) का ध्राश्रय लेने से ही हो सकता है, भ्रन्यया नहीं । 
अतिषेषेष्वकर्मत्वात्किया स्यात्‌ प्रतिषिद्धानां विभक्तत्वादकर्मणाम्‌ ॥२०॥ 
निषेध के विषयभूत पदार्थों में कर्तंवब्याभावरूप क्रिया पाई जाती है, क्योंकि 
प्रतिषिद्ध ्रकतंव्य कर्म निर्दित होते हैं। 
शास्त्राभां त्वर्थवत्त्वेन पुरुषा्थों विधीयते, तयोरप्तमवापित्वातादणष्ये 
विष्यतिकम: ७२ ११ 
धर्म, भ्र्थं, काम, भोक्ष--इस फलचतुष्ट्य का वर्णन करने से ही शास्त्र की 
सफलता है। जो क्षास्त्र इस प्रकार का उपदेश न करे वह निरथेक हो जाता है । 
सस्सिस्तु क्षिष्पमाणानि जननेन प्रवर्तेरन्‌ (२२॥ 
पूर्व ०---मनुष्य को जन्म से ही शास्त्र में विहित कर्मों का प्रनुष्ठान करना चाहिए । 
झपि या बेवतुल्यत्वादुपायेन प्रवर्तरत्‌ ॥४२३॥॥ 
सि०--उपनयन-संस्कार के पश्चात्‌ उनका पालन कर्तव्य है, क्योंकि स्मृति में 
कथित कतंब्य [अ्रभिवादन भ्रादि] वेद के समान ही हैं । 
भ्रस्यासोष्कमंशेषत्वात्‌ पुरुषार्थों विधीयते ॥र४ा 
यू ०-अग्निहोवादि कर्मों का निरन्तर प्रम्यास करे, क्योंकि वह किसी करमें- 
विशेष का भ्रज्भ न होने से पुरुष के लिए विधान किये गये हैं । 


छड८ मौमांसादश्शनस्‌ [छ्रू३! 


एतस्सिल्नसम्भवन्‍्नर्यात्‌ ॥२५४ 
सि०--यज्ञ-कर्मों का भनुष्ठान प्रावहयक है, परन्तु रात-दिन अ्रम्निहोत्र करते 
रहना प्रसम्भव है। 
न कालेम्स उपबिश्यन्ते ॥रक्ा! 
उक्त कर्मों का अनुष्ठान निरन्तर नहीं हो सकता, प्रत: उन्हें किसी नियत काल में 
ही करना चाहिए । 
दर्शनात्‌ काललिड्ूनां कालविधानम्‌ परछा। 
कालबोधक प्रमाणों के पाये जाने से भी नियत समय का विधान पाया 
जाता है। 
तेषामोत्पत्तिकत्वादागमेन भ्रवर्तेत ॥२८॥। 
दर्शपोर्णमास झादि कर्मों को ध्रमादास्यादि पर्वों में उत्पत्ति पाये पाने से तदुबोघक 
शास्त्र द्वारा मनुष्य उन्हीं भ्रवसरों पर उनमें प्रवृत्त हो । 
तथा हि लिडूदर्शनम्‌ ॥२ ९॥ 
इसी प्रकार प्रात: एवं सायंकाल यज्ञ करने का नियम पाया जाता है। 
तथान्तःऋतु युक्‍तानि ॥३णा 
जिस प्रकार दक्षपोरणमास प्रादि यज्ञों का काल नियत है, उसो प्रकार धन्य विक्ृति 
यागों का काल भी नियत है। 
श्राचाराद्गह्ममाणेषु तथा स्पात्‌ पुरुषार्थत्वात्‌ ॥३१श 
जैसे दर्शपौर्णणास प्रादि याग-करना नैमित्तिक नियम हैं, उसी प्रकार प्राचार- 
स्वरूप ब्रह्मचर्ये धादि भी नैभित्तिक हैं । 
आह्यणस्य तु सोसरविद्याप्रजमृणवाक्पेन संयोगतत्‌ ४३२७ 
यज्ञ, बहाचर्य झौर सन्तानोत्यत्ति--ब्राह्मण के ये तीनों कर्म तीन ऋणों के चुकाने 
के उद्देश्य से माने गये हैं, प्रत: ये नित्यब्रत हैं, नेमित्तिक नहीं । 
॥ इति पूर्वमोमांसादद्ांने घष्ठाघ्यायस्प द्वितोय: पाद: ॥ 


तृतीयः पादः 


सर्येदक्तों प्रवृत्ति: स्थात्तथामृतोपदेदात्‌ ॥ १॥ 
पूर्व ०--सर्वशक्तियों के क्तोत परमात्मा की ओर प्रवृत्त दवोना प्राणियों का घर्म है, 
क्योंकि ऐसा ही उपदेद पाया जाता है। 
श्रषि बाउप्येकदेशे स्पात्मरधानि ह्र्थनिवृत्तिगुणमात्रमितरत्तदर्थत्वात्‌ ॥२॥४ 
सि०--यज्ञादि का श्रनुष्ठात भी परमात्मा की श्रोर प्रवृत्ति के लिए ही किया 
जाता है, परन्तु ये साधन जड़ शोर एकदेशीय हैं। उपापना मुख्य है। परमात्मा में प्रवृत्ति 
होने से मनुष्य सबसे बड़े लाभ का भागीदार बनता है। 


६३] 0 


तदकफर्मणि च दोषस्तस्मात्ततों विशेष: स्थात्‌ प्रधानेनाईमिसस्वन्धात्‌ ॥३॥ 
परमात्मा की भ्रोर से उंदासीन रहना दोष है, उस दोष से बचने के लिए परमात्मा 
के साथ सम्बन्ध जोड़ना चाहिए। 
कर्माश्मेदं तु जेसितिः प्रयोगवरचनकत्वात्‌ सर्वेषामुपदेदा: स्पात्‌ ध४ड॥ 
आक्षेप--श्राचार्य जैमिनि का मत हैं कि प्रयोग में एकवचन पाये जाने से सब 
शाखाप्रों में कर्म का भ्रभेद है, प्रौर सब प्रज्ञों का कथन है। 
अर्थ॑स्य व्यपवर्गित्वादेकस्थापि प्रयोगे स्याध्यया ऋत्वन्तरेष ॥५॥॥ 
समा०--एक प्रकार के श्रनुष्ठाद करने में समानता पाये जाने से सब शाखाओं 
की विधियाँ एक-सी पाई जाती हैं, अंसी भ्रन्य यश्नों में पाई जाती हैं। 
विध्यपराधें च दर्शनात्समाप्ते: ॥ छा 
झौर, एक-जँसा पाये जाने से उक्त कर्मों की पूर्ति में विधान और दोष एक-जैसे 
भाये जाने से कर्मो में अभेद है । 
प्रायदिचत्तविधार/न्च ॥ छ। 
तथा, प्रायश्चित्त के विधान में भी एकता पाये जाने से कर्मों में ग्रभेद है । 
काम्येषु चेचमथित्वादू ८ 
पूं०--कोम्य कर्मों में भी सब शाखाओं में झर्थी (इच्छुक) एक-अैसा पाया जाने 
शे इसी प्रकार अभेद है । 
असंयोगात्तु नेब॑ स्थादिघे: शब्दप्रमाणत्वात्‌ ता 
सि०---विधिरूप शब्द प्रमाण के पाये जाने से ऐसा नहीं हो सकता, और भ्रज्धहीन 
हुंते से भी ठीक नहीं । 
अकर्मृणि चाप्रत्यवायात्‌ ॥ १०॥॥ 
तथा, काम्य कर्मो के न करने पर प्रत्यवायरूप दोष नहीं होता, प्रत: काम्य पर 
शिष्य कर्मों में भेद है। 
क्रियाणामाशथितत्वाद्‌ द्रव्यान्तरे विभाग: स्यात्‌ ॥११७ 
पूर्व ०--हवनरूप क्रिया के सर्वत्र समान पाये जाने से भिन्न-भिन्न द्रव्यों में भेद 
होता है, किया में नहीं । 
भ्रषि वाषव्यतिरेकादूपदब्दाविभागाच्च गोत्दवदेककर्य स्थान्त/मछेय॑ च सत्त्ववत्‌ ॥ १२॥ 
स्ि०--द्रव्य के भेद होने पर भी कर्म का भेद न पाये जाने से तथा दाब्द श्रौर रूप 
का विभाग न होने से गो में योत्व धर्म के समान कर्मों में एकत्व पाया जाता है झौर श्रन्य 
भी ण्यक्तियों के समान नाममात्र का भेद है। 
श्रुतिप्रमाणत्वाच्छिष्टाभावेइनागमोष्न्यस्य5शिष्टत्वात्‌ ॥ १ शा 
पूरब ०--श्रुति में जिस द्रव्य के हवन का उल्लेख है, उस द्रव्य के स्थान पर भन्य 
हश्य का अ्तिनिधिरूप से प्रयोग करने का कोई शास्त्रीय विधान नहीं है । 
ववचिद्विघानान्च ॥ १४) 
ठथा, किसी एक ₹७७ में विधान पाये जाने से किसी द्रव्य के स्थान में भन्य द्रव्य 
ब्रतिनिषि “ता । इसे प्रपवाद माना जा सकता है, विधि नहीं । 


७५० मीमांसादद्ांनम्‌ [ध३ 


श्रागभों दा चोवनार्थाजिशेषात्‌ ॥१४७ 
लि०---“वावल के स्थान पर सावाँ ले'---प्रतिनिधि द्रव्य में इस प्रकार के शास्त्रीय 
प्रमाण पाये जाने से द्रव्य का प्रतिनिधि होना सिद्ध है। 
प नियमार्य: क्वच्िद्विधिः ॥ १६॥ 
किसी स्थल में विधान नियम-विधि के प्रभिप्राय से होता है, भ्रतः द्रव्य का 
प्रतिनिधि होता है । 
तन्नित्यं तत्चिकोर्षा हि ॥१७॥ 
चज्ञ में रोम द्रव्य प्रथवा उसका भ्रतिनिधि होना आवश्यक है, इन दोतों में से 
किसी के न होने पर यज्ञ की पूर्ति नहीं हो सकती । 
न देवतारिनिश्ब्दक्रियमन्यार्यंसंयोमात्‌ ॥ १ ८॥ 
ईदवर, प्रग्नि, मन्त्र और प्रयाज आदि कर्म. इन चार का प्रतिनिधि नहीं होता, 
क्योंकि प्रतिनिधि से उद्देश्य का त्याम हो जाता है। 
देवतायां च तबर्थेत्वात्‌ ॥ १३ 
तथा, देवता के विषय में प्रतिनिधि नहीं होता, क्‍योंकि देवता यज्ञ का मुख्य 
विषय है। 
प्रतिषिद्धं चाविशेषेष हि तत्‌ श्रुति: ॥२०॥ 
श्रोर, यज्ञ में मांस प्रादि पदार्थों का पूर्णरूपेण निषेध है, क्योंकि वेद में ऐसे प्रमाण 
उपलब्ध होते हैं । 
तथा स्वासिनः फलसमवायात्‌ फलस्प कर्मपोमित्वात्‌ ७२१॥ 
स्वामी का फल के साथ सम्बन्ध पाये जाते से श्र फल का कम के साथ सम्बन्ध 
होने से स्वामी के स्थान में प्रतिनिधि नहीं हो सकता । 
बहूनां तु प्रवृत्तावन्यमागमयेदवैयुष्यात्‌ ॥ २२॥। 
बहुत-रो यजमानों के यज्ञ में प्रवृत्त होने पर उनमें से किसी एक के सर जाने पर 
किसी श्रन्य को यज्ञ के भ्रज्धों की पूर्ति के लिए ले भ्राये 
स्‌ स्थामी स्थात्संयोगात्‌ ॥२३॥ 
पूर्द ०-- मृत स्वामी के साथ संयोग होने से वह प्रतिनिधि स्वामी होता है। 
कमेंकरों वा कोतत्वात्‌ ॥ २४॥ 
सि०--मृत्य होने के कारण उक्त श्रतिनिधि कर्म का करनेवाला स्वामी नहीं 
सकता। 
तस्मिश्च फलदर्शनात्‌ ॥रशा 
तथा, मुख्य स्वामी में फल का भ्धिकार पाये जाने से भी भृत्य प्रतिनिधि नहीं हो 
सकता । 
स्‌ तद़र्मा स्पात्तत्कमंसंघोगात्‌ ॥२६॥ 
उस मृत्य का कर्म के साथ संयोग पाये जाने से वह यजमान का स्थाचापनन १५५ 
यजमान के घरमवाला होता है । 


$ 8३] के; 


सामान्य तत्चिकीर्षा हि ॥२७॥। 
भ्रीह्षि--चावल के झभाव में उससे मिलता-जुलता तीवार ही लेना चाहिए, क्योंकि 
उसके सदश की ही इच्छा है। 
निर्देशात्तु बिरल्पे यत््रवत्तम्‌॥२८७ 
विकल्प विषय में जो प्रथम यूप था वही लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही निर्देश पाया 
जाता है। 
भ्रक्ञब्दसिति चेत्‌ ॥२६॥ 
धाक्षेप-दस विषय में कोई प्रमाण नहीं, यदि ऐसा कहा जाए तो-- 
नाप्नड्डत्वात्‌ 0३०॥ 
समा०---उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वह प्रज्ध नहीं है । 
अचताच्चाउम्पाय्यमभावे तत्सामान्येन प्रतिनिघिरभावावितरस्य ॥ ३ श। 
सोम स्थानीय “पूतिका' द्रव्य के न मिलने पर उसके स्थान पर प्रन्य द्रव्य को 
प्रतिनिधि नहीं बनाया जा सकता । 
| न प्रतिनिषों समत्वात्‌ ॥३२॥ 
दोनों में समानता होने से प्रतिनिधि का प्रतिनिधि नहीं हो सकता । 
स्थात्‌ श्रुतिलक्षण नित्यत्वात्‌ ॥३ ३े॥ 
पूर्व ०---प्रतिनिधि का भी प्रतिनिधि हो सकता है, क्योंकि प्रतिनिधि-विधायक - 
काक्‍्यों में ऐसा नियम पाया जाता है। 
न तदोीप्सा हि ॥३ ४ 
सि०--उपर्युक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि प्रकृत सोम द्व्य की ही इच्छा पाई 
जाती है, पृतिका झादि की नहीं । 
म्ुस्याधियमे मुख्यमागसों हि तदभावात्‌ ॥३५॥ 
मुख्य द्रव्य के न गिलने पर निवचय ही प्रतिनिषि द्रव्य लेना चाहिए भोर मुख्य के 
मिलने पर मुख्य का ही विषान है। 
प्रचत्तेष्पीति चेत्‌ ॥३६॥ 
यूबें ०--यज्ञ-सम्बन्धी पुरोडाशों के सिद्ध होते पर भी यदि मुख्य द्रव्य का लाभ हो 
जाए तो मुख्य द्रव्य ही लेना चाहिए। 
नानयंकत्वात्‌ ३ 
सि०--निरथंक होने से मुरुय द्रव्य का प्रहण नहीं करना चाहिए । 
द्रष्यसंस्कारविरोघे द्रव्यं तदर्यत्वात्‌ ॥।३८॥ 
मुख्य-द्रव्य भ्रौर संस्कृत-द्रब्य के विरोध होने पर मुख्य-द्रव्य का ही ग्रहण करना 
चाहिए, क्योंकि मुख्य-द्रव्य यज्ञ का प्रज्भ है 
अ्ंद्रष्यविरोधे5थों द्रव्याभावे तदुत्पत्तेद व्याणामर्यशेषत्वात्‌ ॥३ ६॥ 
भथ्थे भोर द्रव्य का विरोध होने पर प्रयोजन की सिद्धि लक्ष्य में रखनी चाहिए । 
भुछय द्रव्य के न होने पर भी प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है, क्योंकि द्रव्य प्रयोजन का 
प्रज़ू है। 


७५२ मीमांसादर्शनम्‌ [छ३-४ 


विधिरप्पेकदेशे स्थात्‌ ॥४०७ 
पूर्व ०--भुर्य द्रव्य हीने पर भी बिहित द्रव्य ही लेना चाहिए, प्रतिनिधि नहीं । 
झ्पि वाउ्थस्थ धक्यत्वादेकदेशेन नियर्तेतार्थीतरामविभक्तत्वाद 
शुणसात्रमितरत्तदर्थत्वात्‌ ॥४ १ 
सि०---मुख्य द्रव्य के एकदेक्षमात्र से भी धर्थ का अनुष्ठान होना योग्य है, क्योंकि 
हवन-सम्बन्धी शेष प्र्थ श्रन्‍्य द्रव्य से सिद्ध हो सकेंगे, क्योंकि उन शेष प्रर्थों का यज्ञ से 
विभाग नहीं है, प्रन्य प्रयोजन गौण हैं, यज्ञ का भ्र्थ होने से । 
॥ इति पूर्वसोमांसादर्शने षष्ठाष्यापत्य तृतीय: पाद:॥ 


चतुर्थ: पादः 


शेषाद दचयवदाननाश्े स्थात्तदर्यत्वात्‌ ॥ १४ 
पुर्वं०---हवन के लिए रखा हुआ पुरोडाश समाप्त हो जाए तो यज्ञञ्षेष के लिए 
रछे हुए पुरोडाश से हवन करना चाहिए, क्योंकि वह इसीलिए होता है। 
निर्देशादाष्न्यवाग्रमयेत्‌ ॥२॥। 
स्ि०-शास्त्र में निर्देश पाये जाने से प्रन्य भाग पुरोडाश आदि से ले लेना- 
चाहिए। 
अधि या शुषभाजां स्पाहिशिष्टकारणात्‌ 0 ३े॥ 
शेष भागों का हवन करना चाहिए, क्योंकि सम्पूर्ण पुरोडाक्ष यज्ञ के लिए है। 
निर्देशाच्छेषभक्षोप्न्ये: प्रधानवत्‌ ॥४॥॥ 
पुँवें०--ऋत्विजों को यज्ञशेष का भक्षण करना चाहिए, क्योंकि प्रधान के समान 
यज्ञशेष-भक्षण का विघान पाया जाता है । 
सर्वेर्वा समवायात्स्यात्‌ ४७ 
सि०--यज्ञक्षेप सब लोगों को मिलकर खाना चाहिए, क्योंकि यज्ञ में भाग लेने- 
वाले सभी उसके प्रध्िकारी हैं। 
निर्देशस्य गुणायंत्वम्‌ ॥६॥ 
यजमान के साथ ऋत्विजों के भक्षणवाला विधान गौण है, वस्तुतः यज्ञद्षेष के 
भद्षाण का अधिकार सभी को है। 
प्रघाने थुतिलक्षणम्‌ 0७७ 
“प्रधान यजमात पुरोडाश भक्षण करे'--यह विधान उपलक्षण-मात्र है। 
अडवबदिति चेत्‌ ॥८॥ 
श्राक्षेप--भ्रद्वमेघ यज्ञ के समान श्रश्व का भक्षण प्राप्त होगा, यदि ऐसा कहो 
चो-- 
से चोदनाविरोधात ॥६॥ 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं । मांस-भक्ष ण का प्रदन उठाना ही व्यय है। णास्त्रों 
में ऐसे पापक्रम॑ का सर्वया निषेध है। सांस-भक्षण शास्त्र वि्द्ध है । 


छ्षड] छ्प३ 


प्रयेंसमवायात्प्रयश्चित्तमेशदेशेएि ॥१०॥ / 
सि०--कपाल आदि के एक भाग के टूट जाने पर प्रायश्चित्त करना चाहिए, 
व्योंकि एक भाग से समस्त वस्तु का सम्बन्ध होता है। 
न त्वदषे वैगुण्यात्तदर्थ हि ॥ १ श। 
श्ाक्षेप---एकदेश के विकारी होने से प्रायदिचत करना ठौक नहीं, सम्पूर्ण में 
विकार उत्पन्न होने से प्रायश्चित्त होना चाहिए, क्योंकि सम्पूर्ण द्रव्य यज्ञ के लिए ही है। 
स्याह्ा प्राप्तनिभित्तत्वादतद्धमों नित्यसंयोगान्न हि तस्य 
सुणायंत्वेनानित्यत्वात्‌ ॥१२४ 
समा०---एक भाग के नष्ठ हो जाने से सम्पूर्ण पदार्थ यज्ञ के भ्योग्य नहीं हो 
सकता, बयोंकि एकदेझ-विकार का नित्य के साथ सम्बन्ध है। उस अवयदब्ी द्रव्य का गोण- 
रूप द्वारा अनित्य होने से वह्‌ विकार प्रायश्चित्त-योग्य नहीं। 
गणानां उपरापंत्वाहचनावृव्यपाअ्रयः स्पात्‌ ॥१श॥ 
विकार भादि भ्रुण-दोष मुख्य नहीं, पदार्थ मुख्य है। झतः जब तक द्रव्य काये के 
योग्य हो तब तक उसके लिए प्रायश्चित्त का प्रश्न नहीं उठता । 


प्राक्षेप---वह्‌ विकार उस द्रव्य के नाज्षार्थ है, यदि ऐसा कहो तो-- 
नाएवभूतत्वात्‌ ॥ १ ५॥ 
समा०--ठीक नहीं । ह 5: £ भ्रद्धरूप होने से वह द॒व्य प्रायश्चित्त के योग्य नहीं । 
* ८थंकदच सर्बनादे स्थात्‌ ॥१६४ 
सम्पूर्ण नष्ट हो जाने पर वह द्रव्य यज्ञ के प्रयोग्य होता है । 
क्षामे तु सर्वेदाहे स्पादेकदेश्स्थाध्वर्ज नोयत्वात्‌ ॥१७॥ 

पुरोडाह्ष के स्वदेश -- सम्पूर्ण के जल जाने पर प्रायद्चित्त करना चाहिए, क्योंकि 

एकदेश का दाह तो भ्रवध्यम्भावी है। कहीं-न-कहीं जलने का चिहज्न हो ही जाता है। 
दक्शनाईकदेशे स्थात्‌ ॥१८॥ 

प्राक्षेप--ऐसे उदाहरण पाये जाते हैं कि एक देश के दाह होने पर भी पआ्रयश्चित्त 

करना चाहिए। 
अ्रन्येन वेतच्छास्त्राद्धि कारणप्राष्तिः ॥१६॥ 

समा०---भन्य श्ाज्याहुतियों से हवन करे” इस शास्त्रवचन से सम्पूर्ण के दाह 

होने पर ही भ्रन्य हृवि का ग्रहण पाया जाता है, भ्रत: सवंदाह में प्रायश्चित्त होता है । 
तद्धविः छऋब्दान्नेति चेत्‌ २० 

प्राक्षेप--उस हवि का वाचक क्षब्द पाये जाने से अन्य ह॒वियों द्वारा हवन करना 

हीक नहीं, यदि ऐसा कहो तो-- 
स्थादिज्यागासी हृवि: शब्दस्तल्लिड्भसंयोगात्‌ ॥२१॥ 

समा ०---उक्त कथन ठोक नहीं । 'तद्धवि:' शब्द यज्ञ-धम्बन्धी करें का बोधक है; 

भत्ते हुए पुरोडाश से उसका आशय नहीं है । 


छ्प्ड मीमांसादर्शनम्‌ (द्धाड 


ययाश्रुतोति चेत्‌ ॥२२॥ 
पूर्व -.प्रात:काल के हवन में चूक हो जाए तो उसका प्रायहिचत्त, श्रृत्यनुसार 
(पाँच प्याले चावल का दान देकर) कर लेना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो-- 
न तल्लक्षणत्वादुपपातो हि कारणस्‌ २३॥॥ 
सि०---उक्त कथन ठीक नहीं । हवन में चूक होने से प्रत्ययव्रय दोष होता है। 
चावल दान देने से उसका प्रायश्चित्त नहीं होता। 
होमाभिषवभक्षेण वर तदत्‌ ॥२४॥ 
पूर्व ०---पन्य यज्ञशेष के समान होम प्र प्रभिषव का यज्ञ में भक्षण करना 
चाहिए। 
उसभास्यां बा न हि तयोधंमंशास्त्रम्‌ ॥२५॥ 
सि०--दोवों (आराहुति देने भर सोम कूटनेवाले) प्रकार के ऋत्विजों से उक्त 
दोनों द्रव्य मक्षणीय हैं, क्योंकि उनके भक्षण का शास्त्र में कहीं भी निषेध नहीं है। 
पुतराधेयमोदनवत्‌ ॥२६॥ 
पूर्व ०--जेसे चावल-भरे पाँच प्याले नियत समय पर न रखे जाएँ तो उन्हें पुनः 
रुखने का विधान है, वैसे ही जो सूर्योदय से पूर्व प्रन्याघाव नहीं करता, उसे पुनः धग्न्याघान 
करना चाहिए । 
द्रव्योत्पत्तेश्बोमयो: स्थात्‌ 4२७॥ 
सि०--प्रात:साय॑ दोनों समय यज्ञ करने से द्रव्य की उत्पत्ति -- प्राप्ति होती है, 
अतः प्रात:-सायं दोनों समय यज्ञ करना चाहिए। 
पड्चशराब्स्तु व्रव्यश्रुतेः प्रतिनिधि: स्थात्‌ ॥ २८ा 
पूर्व ०--सान्‍्नाय द्रव्य के स्थान में सुने जावे रे प्॑चशराव कर्म प्रतिनिधि कहा 
गया हैं 4 
आओदना वा द्रव्यदेवताविधिरवाच्चे हि ॥२६॥ 
सि०---पञ्चछ्षराव कर्म इन्द्रयागोचर परमात्मा के उद्देश्य से दान की विधि है। 
स प्रत्यामनेत्त्थानात्‌ ॥३ ० 
पूर्व ०--वह पज्चदाराव-याग दर्शयाग के स्थान में कथन किये जाने का 
प्रतिनिधि है । 
पे अज्भविधिर्वा विभित्तसंयोगात्‌ ॥३ १७ 
सि०--अमावास्यारूप निमित्त का सम्बन्ध पाये जाने से उक्त याग प्रद्भरूप से 
विधान किया गया है। 
विश्वजिदप्रवृत्ते भाव: कमंणि स्यात्‌ 0३२७ 
विह्वजित्‌ याग से कर्मों में प्रवृत्ति होती है । 
निष्क्रपवादाचज्च ।३ श। 
विश्वजित्‌ याग का कर्ता किसी से खरीदा नहीं जा सकता, वह स्व॒तन्त्र होता है, 
अतः इस याम का फल सर्वोपरि होता है । 


। ७५५ 


बत्ससंयोगे श़तचोदना स्पात्‌ ॥३४॥ 
पूरवें०--दर्शपौर्णमगस यागर में बछड़ों के दूघ पीने के समय ब्रत करने की विधि है। 
कालो वोत्पन्नसंपोगाण्योकतस्प 0२५७ 
सि०--जब बछड़े दूध के लिए छोड़े जाएं, उस समय से यजमान को ब्रतारम्भ 
करना चाहिए। 
झ्र्थापरिसाणाज्च ॥३६॥ 
यहाँ वत्स या बछड़ा दाब्द व्यक्ति के लिए नहीं, प्रपितु काल के लिए प्राया है। 
बत्सस्तु शुतिसंयोगात्‌ तदज्भ स्थात्‌ ॥३७॥ 
आाक्षेप--“वत्सेनामावास्थाम्‌' वत्स से प्रमावास्था में व्रत करे---इस कथन से 
बत्स उस तत का अ्रद्धू प्रतीत होता है। 
कालस्तु स्थादचोदनात्‌ ॥३८॥। 
समा०--वत्स से ब्रत के काल का ग्रहण पाया जाता है, क्योंकि उक्त वाक्य में व्रत 
संयोग की विधि नहीं, किन्तु काल की विधि है। 
अनर्यकदच कर्मंसंयोगे ॥३६॥ 
ब्रतरूप कर्म के सम्बन्ध में वत्स की चर्चा निरथेंक है । 
अवचनाज्व स्वझन्दस्य ॥४०॥ 
तथा, वत्स का वाचक जो दाब्द है, यह करत का वाचक नहीं हो सकता। 
कालइचेत्सन्नयत्यपक्षे तल्लिज्संयोगात्‌ (६४ १॥ 
चूदं ०--यदि वत्स शब्द से काल लिया जाए तो सन्‍नयत पक्ष भें कालबोधक लिख 
का सम्बन्ध पाये जाने से सन्‍नयत काल लेना चाहिए। 
कालायंत्वाह्रोभयो; प्रतोयेत 0४२७ 
ि०--दोनों कालों में काल का भ्रथे पाये जाने से प्रतीत होता दे कि दोनों कालों 
का ग्रहण है। 
प्रस्तरे शास्राध्यणवत्‌ ॥४३॥७ 
पुर्वे०--द्रव्य के उत्पादन के समय में शाखा-प्रहण-काल के समान काल लेना 
आहिए । 
कालविधिवॉभियोविद्यमानत्वात्‌ ॥४४॥ 
सि०--ब्रत के काल का विधान अस्तर भौर शाखा दोनों के विद्यमान समय से 
जैगा चाहिए। 
अतत्संस्कारार्य त्वाच्च ७४५७ 
प्रातःकाल यजमान के व्रत करने का कोई. उपयोग न होने से सन्ध्याकाल में ही 
का करना चाहिए। 
सस्माज्च विप्रयोगे स्थात्‌ धर दवा 
प्रात:काल यजमान के ब्रत का कोई उपयोग नहीं, क्योंकि प्रात:काल तो दर्शयाग 
करा ही है, प्रत: सन्ध्याकाल पे ही ब्रत करना उपयुक्त है। 


७५६ मीपमांसाद्शनम्‌ [४-५ 


उपवेषदच पक्षे स्यात्‌ ॥४७॥॥ 
तथा, उक्त ब्रत की स्थिति सन्ध्याकाल पक्ष में ही होती है। 
0 इति पूर्वमोमांसादर्शने षष्ठाप्यायस्थ चतुर्ष: पादः ॥ 


परचम: पादः 


अम्युदये कालापराधादिज्याचोदना स्याद्थथा पज्चशरावे ध१७ 
धूर्व ०--अस्युदय-संज्ञक दृष्टि में श्रमावास्या में दर्श की अन्ति से यज्ञ करने पर 
पुन: यज्ञ करने की प्रेरणा पाई जाती है, प्॑चद्राव नामक यज्ञ की भांति । 
झपनयो वा विद्यमानत्वात्‌ रा 
सि०--ऐसी प्रवस्था में दूषित द्रव्य का त्याग करके नई सामग्री लानी चाहिए, 
परल्‍्तु यज्ञ करानेवाले ऋत्विज नये (दूसरे) लाने की झरावश्यकता नहीं है। 
सद्रपत्वाज्य क्षन्दानाम्‌ ध३े॥। 
तथा, शब्दों का वही रूप होने से ऋत्विजों का त्याग उचित नहीं । सामग्री में हो 
बिकृति प्राती है, ऋत्तिजों में नहीं, भ्रतः उनका त्यागना उचित नहीं । 
आतज्नबनाम्पासस्य च दर्शनात्‌ ॥४॥ 
झौर, श्रातञ्चनरूप प्रम्यास भो बेसा ही देखा जाता है, झतः ऋत्विजों के त्याग ' 
की भ्रावश्यकता नहीं । 
अपूर्त्वाहिषार स्यात्‌ ७५॥ 
अपूर्व (जो बात प्रथम न हो) होने से विधि होती है, भन्य के लिए नहीं । सामग्री 
दूषित होने से प्रन्य सामग्री का विधान है, ऋत्विजों का नहीं। 
पयोदोषात्पण््बशरावेडदुष्ट होतरत्‌ ॥६॥ 
पञ्चद्वराव यज्ञ में जब पात्रों में दोष भा जाने से उनमें रखा दूध दूषित हो जाता 
है, तब उसे त्यागकर नये दूध लेते का विघान है । 
सान्नास्थेषपि तथेति चेतू ॥७॥॥ 
आक्षेप--सान्‍्नाय्य (दबिरूप सामग्री) भो भन्‍्य सामग्री के समान ट्षित होती 
है, यदि ऐसा कहो तो-- 
न तस्यादुष्टल्वादवशिष्ट हि कारणम्‌ ॥८॥ 
समा०---उक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि दही शीघ्र खराब नहीं होता, दूसरे 
बह हवि के लिए नहीं, उसका प्रयोग प्रन्य ही है । 
लक्षणार्था शतश्रुतिः ॥६७ 
सास्ताय्य चरु हवि के लिए नहीं, अपितु प्रन्य पदार्थों के संस्कार के काम 
झाता है। 
उपांशुया आवचनाधवा प्रकृति वा॥१०॥ 
पूर्च ०---उपांशु याग में सामग्री के दूषित होने की बात नहीं कही गई है, घत: 
उसका प्रयोग सदा यूं ही हो सकता है।॥ 


६॥५] 


प्रपनयो वा प्रवृत्या यथेतरेषाम्‌ ॥११॥॥ 
सि०--उपांशु याग में भी दूषित सामग्री का त्याग करना चाहिए । यह बात 
प्रकृति से पाई जाती है, जैसाकि ग्रन्य यज्ञों में पाया जाता है। 
निरुप्ते स्थात्तत्संयोगात्‌ ॥ १९॥ 
पूर्वं>--सामग्री के दूषित हो जाने से उसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि श्रधिक 
समय बीतने पर सामग्री में विकार होना सम्भव है। 
श्रवृत्ते प्राषणान्विमित्तस्थ ॥१३॥ 
सि०--जब द्रव्य काल के श्रभाव से विकृत हो जाता है, दब उप्तका बदलना 
श्रावश्यक होता है । 
लक्षणमात्रमितरत्‌ ॥१४॥ 
सामभ्रीविषयक जो निएक्‍त कथन किया गया है, तदनुसार भी दूषित सामग्री 
का त्याग सिद्ध होता है। 
तथा चान्यार्थदर्शनम्‌ ॥१५॥ 
तथा, ऐसा ही अन्य स्थानों में भी पाया जाता है। 
प्रनिरुप्तेष्म्युदिते प्राकृतीम्यो निरवंपेदित्थाइमरथ्यस्तण्डुलमुतेष्वपनयात्‌ ॥१६॥ 
पूर्व ०--आचार्य अद्मरथ का मत है कि अभ्युदय-इष्टि से जिस सामग्री को शुद्ध 
नहीं किया गया, उसे शुद्ध करना चाहिए, जैसे चावलों को शुद्ध किया जाता है। 
व्यूध्व॑भाग्म्यस्त्वालेखनस्तत्कारित्वाद्ेवतापनयस्य (१७॥ 
सि०- आचार्य श्रालेखन का मत है कि ऊपर-ऊपर भाग की सामग्री निकालनी 
चाहिए, क्योंकि देवता का श्रपनय उसी से होता है । 
विनिरुप्ते न मुष्टिताभपनयस्तद्‌गुणत्वात्‌ ४ १८॥ 
पूर्व ०--सम्पूर्णरूप से दूषित सामग्री में से मुट्ठी-भर सामग्री निकालना ठोक 
नहीं, क्योंकि सम्पूर्ण सामग्री ही दूषित गुणोंवाली है। 
भ्रपाकृतेन हि संयोगस्तत्स्थानीयत्वात्‌ ॥१६४ 
सम्पूर्ण सामग्री का त्याग इसलिए कहा गया है कि दूषित सामग्री के साथ सम्बन्ध 
रखने से शुद्ध सामग्री भी अशुद्ध हो जाती है। 
ध्रभावाच्चेतरस्य स्थात्‌ ॥२०४ 
सि०--यदि शुद्ध सामग्री का सर्वेया भ्रभाव हो तो दूषित सामग्री को ही शुद्ध 
कर लेना चाहिए। 


सान्नाय्यसंथोगएत्सन्‍नयतः स्थात्‌ १२१७ 
पूर्ें०--सान्नाय्य में दूध और दही के मिलाने में विकार उत्पन्त हो गया हो तो 
उसे भी शुद्ध कर लेना चाहिए। 
ओषधरसंयोगाद्वो यो: २२॥ 
लि०--किसी ओषधिविशेष के मिलाने से सामग्री में विकार उत्पल्तर हो गया हो 
तो उसे भी शुद्ध कर लेवा चाहिए। 


मीमांसादर्शनम्‌ [क्र 


बंगुष्पान्नेति चेत्‌ ॥२३॥ 
आक्षेप--झोषधिविदेष को निकाल देने से वह सामग्री गुणरहित हो जाएगी, 
घदि ऐसा कहा जाए तो-- 
सातत्संस्कारत्वात्‌ 0२४॥ 
समा०--उकत कथन ठीक नहीं, क्योंकि श्रोषधिविशेष से सामग्री का संस्कार 
नहीं होता । 
साम्पुत्थाने विदवजित्‌ क्रीते विभागसंयोगात्‌ ४२५ 
पूर्व ०--सत्र के लिए दीक्षित पुरुष यदि यज्ञ समाप्त होने से पूर्व ही उठ जाए तो 
उसे विद्वजित्‌ याग करना चाहिए, क्योंकि उसने जो सोम-सूल्य लिया है, उसका उपयोग 
किसी यज्ञ में करना आवश्यक है । 
प्रवृत्ते वा प्रापणान्निमित्तस्य ॥२६॥॥ 
सि०--सत्र के श्रवृत्त होने पर हो विश्वजित्‌ याग की सम्भावना पाई जाती है । 
आआदेज्ञार्थेतरा श्रुति ॥२७॥ 
सोम का विभाग करनेवाला कथन आदेश के लिए है । 
दीक्षापरिमाणे ययाकास्यविजषेषात्‌ (२८ 
पूर्व ०--ज्योतिष्टोम के लिए दीक्षित पुरुष उस कार्य में इच्छानुप्तार चाहे जितता 
समय लगा ले, क्योंकि शास्त्र में इसके लिए काल का कोई नियम नहीं है । 
हावशाहस्तु लिज्जात्‌ स्थातु ॥२६७॥ 
सि०--दीक्षित पुरुष को बारह दिन का नियम पालन करना चाहिए, क्योंकि 
दीक्षावोधक लिख से ऐसा ही पाया जाता है। 
पौणणमास्यामनियमो5विशेषात्‌ ॥३ ०७ 
पूर्व ०--“गवासयन! नामक सत्र किसी भी पूर्णिमा को करना चाहिए, क्योंकि 
इसके लिए किसी विश्ञेष्र पूर्णिमा का नियम तहीं है । 
आजस्तर्यात्तु चेत्री स्थात्‌ 0३ १॥ 
पूछ्िमा पद से चैत्र की पूरॉणिमा का ग्रहण है, क्योंकि वावयज्षेप में चेत्र की पूणिमा 
का स्पष्ट रूप से कथन पाया जाता है। 
स्राघी वेकाष्टकाश्रुते: 0३२७ 
सि०--उक्त रन्दर्म में पोणंमासी पद से माघ की पूर्णिमा का ग्रहण है, क्योंकि 
माघ से भागे ग्रानेवाली एकाष्टका--भ्रष्टसी का श्रवण पाया जाता है। 
श्रन्या प्रषोति चेंत्‌ ॥३े३॥ 
ग्राक्षेप--अन्य क्ृष्णाष्टमियाँ भी एकाष्टका पद की वाच्य हैं, यदि ऐसा कहो 
क्ो-- 
न मक्तित्वादेषा हि जोके ३३४७ 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि लक्ष णा से लोक में इस भ्रष्टमी का ही 
इकाष्टका पद से व्यवहार होता है । 


६॥५| 


दीक्षापराघे चानुग्रहात्‌ ॥३४॥ 
दीक्षा के श्रपराघ के सम्बन्ध में भी माघ की अष्टमी को ही एकाष्टका कहा 
जाता है। 
उत्याने चानुप्ररोहात्‌ ॥३६॥॥ 
तथा, एकाष्टका के भ्राने पर ही वृक्षों में नये अ्रंकुर निकलते हैं । 
प्रस्यां च सर्वलिड्भगति ॥३७॥ 
इन लक्षणों के पाये जाने से माघाष्टमी ही 'गवामयन' के लिए प्रशस्त है । 
दीक्षाकालस्थ शिष्टत्वादतिक्रमे नियतानामनुत्कर्ष : प्राप्तकालत्वात्‌ ॥३८॥ 
पूव ०--यज्ञ के लिए दीक्षित होने पर पुरुष को अपने नियत कर्मो का त्याग नहीं 
करना चाहिए, क्योंकि उक्त कर्मों का काल प्राप्त है। 
उत्कर्षो वा दीक्षितत्वादविद्विष्ट हि कारणम्‌ ॥३६॥७ 
सि०--दीक्षा एक मुख्य का के लिए ग्रहण की जाती है, जो उत्कृष्ट है, भ्रतः उस' 
काल में नियत कर्मों को करने की प्रावदयकता नहीं है। 
तत्र प्रतिहोभो न बिते यथा पूर्वेषास्‌ १४० 
दीक्षित भ्रवस्था में प्रतिहोम नहीं पाया जाता, जैसा कि पूर्व लोगों के लिए पाया 
जाता है। 
कालप्राधान्याच्च ॥४ १॥ 
तथा, काल की प्रधानता पाये जाने से भी दीक्षित के लिए प्रतिहोम की विधि 
नहीं है । 
प्रतिषिद्वाज्चोध्व॑मवर्भूधादिष्टे: ॥४२॥ 
और, प्रवभुथ दृष्टि के लिए भी प्रतिहोम का निषेध है । 
प्रतिहोमद्चेत्सायमस्निहोत्रप्रभुतीनि हुयेरन्‌ (४ ३॥॥ 
यदि होम के लोप होने पर प्रतिहोम किया जाए तो सायंकाल से लेकर भ्रग्निहोतर 
प्रादि करे करे । 
प्रातस्तु घोडशिनि ॥डंडी॥ 
घोडशी इष्टि में प्रात:काल प्रतिहोम करे। 
प्रायश्चित्तमधिकारे सर्वत्र दोषसासान्यात्‌ ॥४५॥ 
पूर्व ०-- साधनों के खण्डित हो जाने पर सब इष्टियों में प्रायश्चित्त होना चाहिए, 
जयोंकि भेदन-निमित्तक दोष सर्वत्र समान है। 
प्रकरण वा शब्दहेतुत्वात्‌ ॥४६॥ 
सि०-प्रायश्चित्त के प्रकरण में ही प्रायद्चित्त होना चाहिए, क्योंकि प्रायश्चित्त 
करा विधायक गब्द ही प्रायद्चित्त में हेतु है | 
अतद्विकाराच्च ॥४७॥ 
तथा, सब इष्टियों में भेदन-निभित्तक विकार न पाये जाने से प्रायश्चित्त का स्वेत्र 
विधान नहीं । 


मीमांसादर्शनम्‌ [६५-६ 


व्यापस्नस्थाप्सु गतो यवभोज्यमार्षाणां तठातीबेत ॥४फ।। 

जो पदाये प्रा्ये-पुरुष के लिए ्रभक्ष्य, अयोग्य श्रौर दुषित हैं, उन्हें जल में फेंक 

देना चाहिए। 
विभागश्षुतेः प्रायक्चित्त पौगप्यें न विच्ते ॥४६॥ 

पूर्व ०--छद्‌गाता श्रौर प्रतिहूर्ता दोनों कः एक काल में ्रपछेद होने पर प्रायश्चित्त 

नहीं होता, क्योंकि वह एक-एक का ग्रपक्लेंद होने पर विधान किया गया है । 
स्थाहा प्राप्तनिमित्तत्वात्कालमात्रसेकम्‌ ॥५०॥ 

सि०--यदि विधान सें एक काल का उल्लेख किया होता तो प्रायश्चित्त न होता, 

परन्तु निभित्त विद्यमान होने पर प्रायश्चित्त श्रावश्यक है। 
तन्न विप्रतिषेषाद्विकल्पः स्थात््‌ ॥५१४ 

दोनों का एक काल में प्रपछिद होने पर दोनों प्रायश्चित्तों में से कोई एक 

प्रायस्चित्त होता चाहिए, क्योंकि परस्पर विरोध होने के कारण दोनों नहीं हो सकते। 
अ्रयोगान्तरे बोभयानुग्रहः स्थात्‌ ॥५२७ 

श्राक्षेप0--यदि एक याग में दोनों प्रकार का प्रायक्चित्त न हो सके तो भिन्‍न- 

भिन्न दो यायों में दोनों का भ्रतुष्ठान हो सकता है | 
न चैकसंयोगात्‌ ॥५३॥ 

सप्ता०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि उक्त प्रायश्चित्तों का एक याग के साथ 

सम्बन्ध है। 
पौर्षापये पृर्वदौर्ब स्यं प्रकृतिबत्‌ ॥५४॥ 

जैसे प्रकृति में विधान किया पदार्थ विक्ृति में विधान किये पदार्थ से निबेल है, 
चैंसे ही क्रम से अपछेद होने पर प्राप्त हुए दोनों प्रायक्चित्तों के मध्य भ्रदक्षिणारूप प्रथम 
आयश्चित्त सर्वस्व दक्षिणारूप प्रायश्चित्त की अपेक्षा निर्बल है। 

यद्युदूगाता जघन्यः स्पात्युनयंज्ञ सर्ववेदसंदबल्यात्थेतरस्मिन्‌ ॥५५॥ 

यदि उद्गाता का प्रतिहर्ता के प्पछेद से पूर्व श्रपल्लेंद हो तो जैसे भिन्‍न-भिन्‍त 
समय में अपछेद होने पर पुनर्याम में स्ेस्व दक्षिणा दी जाती है, वैसे ही पुनयंज्ञ में स्वस्व 
दक्षिणा देनी चाहिए । 

अहगेणे यस्मिन्‍्मपच्छेदस्तदावर्ततेत कर्मपृथक्त्वात्‌ ॥४६७ 

हादशाह झादि अ्रहगंण यागों के मध्य जिस याग में उद्‌गाता का अपछेद हो उसी 

“की आवृत्ति करे, क्योंकि एक-एक दिन में होनेवाला वह्‌ यज्ञरूप कर्म भिन्‍न-भिन्‍न है। 
॥ इतिपूर्वंभीमांसादशशंने षष्ठाध्याथस्थ पडुचमः पाद:॥ 


घष्ठः पादः 


सन्सिपातेड्वेगुप्य स्प्रकृतिवतुल्यकत्पा यजेरत्‌ ॥ १0 
सत्र याग में जो सच्रह ऋत्विज लिए जाते हैं, वे समान गोत्र के होने चाहिए 
जिससे यज्ञकार्य में विगुणता उत्पन्न न हो। 


६६] 


वचनाद्वा शिरोवत्स्यात्‌ ॥२॥॥ 

आक्षेप-- जिस प्रकार शास्त्र में मृतक को छने का निषेध है, फिर भी उसके सिर 
को उठाने के लिए कहा गया है, इसी प्रकार भिन्‍न-मिन्‍न गोत्रों के ऋत्विजों से यज्ञ कराया 
जा सकता है। 

न वाइनारभ्यवादत्वात्‌ ॥३॥ 

समा०--भिन्‍न गोत्रों का अधिकार ठीक नहीं, क्योंकि उतके अनारम्भ का कथन 

पाया जाता है। 
स्पादा यज्ञा्त्वादौदुम्बरीवत्‌ 0४0 

श्राक्षेप--औ्ौदुग्बरी (काष्ठविद्ोष) के समान मज्ञार्थ होने से विभिन्‍न गोत्रवाले 

ऋत्विजों से यज्ञ कराया जा सकता है। 
न तत्प्रधानत्वात्‌ ॥४॥॥ 

समा०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि कल्प --गोत्र पुरुषार्थ के लिए है, यज्ञ के 

लिए नहीं । 
्रौदुस्तर्या: परार्थ त्वात्तपालचत्‌ ॥ दा 

कपाल के समान प्रौदुम्बरी भी यज्ञ के लिए होती है, अत: विभिन्‍त कल्पों का यज्ञ 

में प्रधिकार है । 
प्रल्येनापीति चेत्‌ ॥७॥ 
प्राक्षेप-- तब भ्रन्य यजमान से भी यज्ञ होना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो--- 
नेकत्वात्तस्थ चानधिकाराच्छब्दस्य चाविभक्तत्वात्‌ ध८॥ 

समा०--उबत कथन ठीक नहीं, क्योंकि एक होने से उस यजमान का भ्रनधिकार 

है प्रौर शब्द के एक होने पे झन्य यज्ञ के यजमान का अन्य यज्ञ में अधिकार नहीं 
सन्निपातात्तु निमित्तविघातं स्थात्‌ बृहत्रधन्तरवद्धिभकत॒शिष्टस्वह॒सिष्ठनिवेत्यें ॥६॥ 

ब्राक्षेप--यदि समाल कल्पवालों का यज्ञ में अधिकार माना जाए तो फल का 
'निमित्त ठीक नहीं रहता, क्योंकि फल एक के उद्देश्य से होता चाहिए और यजमान भिन्‍्न- 
भिन्‍न हैं, भ्रतः समान कल्पवालों का अधिकार मानना ठीक नहीं | 

श्रपि वा कृत्स्नसंयोगादविघातः प्रतोयेत स्वामित्वेनाभिसम्बन्धः ॥१०७ 

सस्ता०--समान कल्पवाले यजमानों का यज्ञ से सम्बन्ध स्वामीरूप से होता है, 
प्रत: फल की प्राष्ति में बाधा नहीं होती, क्योंकि फल के लिए सब यजमातों का कर्तृत्व 
एक-जैसा है । 
लाप्तो: कर्मव॒द्ध्येकदेवोन संयोगो गुणत्वेनामिसम्बन्धस्तस्मात्तत्र विधातः स्थात्‌ ॥११॥ 

उक्त प्रकरण में बृहत्‌ और रथन्तर दोनों सामों का क्मंवृद्धि द्वारा उक्त स्तोत्र से 
शष्बस्ष है, प्रत: उक्त साम का विघात होता है और गुणरूपता से सम्बन्ध होने के कारण 
भी धिषात होता है परन्तु उक्त दोनों बातें फल में नहीं पाई जातीं, झतः फल में विघात 
को दोष नहीं श्राता । 

बचनात्तु ट्विसंयोगस्तस्मादेकस्थ पाणित्वम्‌ ॥१२॥ 
पूर्व ०--जैसे 'प्रझ्जलि से हवन करे” इस वाक्य में बाएँ हाथ का भी सम्बन्ध प्रतीत 


मीमांसाद्नम्‌ [कदर 


होता है, वैसे ही "राजपुरोहितौ' बावय में भी राजा के दो पुरोहितों की प्रतीति होनी 
चाहिए, क्योंकि विधायक वाक्य से ऐसा ही पाया जाता है, श्रत: एक राजा के दो पुरोहितों 
का ही उबत यज्ञ में अधिकार है, राजा तथा पुरोहित दोनों का नहीं । 
भ्रर्थाभावात्तु नेव॑ स्थात्‌ ॥ १ ३७ 

लि०--उक्त वाक्य में दो पुरोहितों का ग्रहण ढीक नहीं, क्योंकि उसका उक्त बर्थ 

नहीं है । 
अ्र्थानां च विभवतत्वान्त तत्‌ श्रुतेन सम्बन्ध: ॥ १४) 

तथा, यागफल का विभाग पाये जाने से भी उक्त वाक्य में श्रवण किये योग के 

साथ दो पुरोहितों का सम्बन्ध नहीं हो सकता । 
पाणे: प्रत्यज्भञभावादसम्बन्धः प्रतीयेत ॥ १५७ 
वामहस्त का भ्रज्जलि के प्रति ग्रजज्ञ भाव होने पर भी हवन के साथ उसका सम्बन्ध 


नहीं हो सकता । 


सत्राणि स्ववर्णानामविशेषात्‌ ॥ १६७ 
पूर्व ०--सत्र नामक याणों में ब्राह्मण भ्रादि सब दर्शो का श्रथिकार है, क्योंकि उक्त 
सत्रों के विधायक वानयों में कोई विशेषता नहीं पाई जाती । 
लिड्भदर्शनाच्च ॥१७। 
तथा, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उबत अथे की सिद्धि होती है। 
ब्राह्मणानां वेतरयो रात्विज्याभावात्‌ ॥ १८॥ 
सि०--नआाक्मणों का ही सत्र में अधिकार है, क्योंकि क्षत्रिय तथा वेहय के ऋत्विज 
होने का निषेध पाया जाता है। 
बचनादिति चेत्‌ ॥१६॥॥ 
आश्षेप-“ऋद्िकामा: सत्रमासीरन्‌!--इस वचन से इतर वर्णों का अधिकार 
सिद्ध है, यदि ऐसा कहो तो-- 
न स्वामित्व हि विधोयत्ते ॥२०७ 
समा०--उक्‍्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि उक्त वाक्य में सत्र का स्वामी होना 
कथन किया गया है। 
गाहँपते वा स्पान्नासाविश्रतिषेधात्‌ २१ 
प्राक्षेप--गृहपतति-कर्म में क्षत्रिय और वैज्य का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि 
ऐसा होने से कोई विरोध नहीं । 
न वा कल्पविरोधात्‌ ॥ररा। 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि उसमें कल्प--गोत्र का विरोध हो 
जाता है। 
स्वामित्वादितरेषामहीने लिखूदशेनम्‌ ॥२३॥ 
पूर्वेपकक्ष का साधक जो लिज्ञ कथन किया गया है, वह अभ्रहीन नामक यात्र में 
जानना चाहिए, क्योंकि उस याग में ब्राह्मणातिरिक्त वर्ण भी यजमान होते हैं। 


६॥६] 


वासिष्ठानां वा ब्रह्मत्वनियमात्‌ ॥ २४॥ 
पूर्व ०--वसिष्ठ गोत्रवालों का ही सत्र में अधिकार है, क्योंकि उन्हों का ब्रह्मा 
होना नियत है। 
सबेंधां वा प्रतिप्रसवात्‌ ॥२५७ 
अथवा, सत्र में सब ब्राह्मणों का ग्रधिकार है, क्योंकि वाक्‍्यान्तर में वसिष्ठ गोत्र- 
वाले के ब्रह्मा होने का निषेध पाया जाता है। 
वेइवामित्रस्थ होत्रनियमाद्भू पुशुनकव सिष्ठानामनधिकार: ॥२६॥ 
सि०---मभृगु, शुनक, वसिष्ठ गोत्रवालों का यज्ञ में अधिकार नहीं अपितु विश्वा- 
मित्र गोत्रवालों का ही अ्रधिकार है, क्योंकि उन्हीं के होता होने का नियम पाया जाता है । 
विहारस्य प्रभुत्वादनग्नीनामपि स्थात्‌ 0२७७ 
पूर्व ०--अनाहित अग्नियों का भी संत्र में भ्रथिकार है, क्योंकि एक ही श्राह- 
मीयाग्ति सब यज्ञों के लिए समर्य है। 
सारस्वते च दक्श नात्‌ ॥२८ा॥ 
तथा सारस्वत नामक सत्र में अनाहिताग्नियों का कथन पाये जाने से भी उक्त 
प्र्थे की सिद्धि होती है। 
प्रायड्चित्तविधानाज्च ॥ २६॥ 
शोर, प्रायश्चित्त का विधान पाये जाने से भी उक्त ग्रर्थ की सिद्धि होती है । 
साउनीनां वेष्टिपूर्वेस्वात्‌ ३०७ 
सि०--सत्र में आहिताग्नियों का ही ग्रधिकार है, क्योंकि सत्र का भ्नुष्ठान दक्शे- 
पोर्णमास याग के पहचात्‌ कथन किया गया है। 
स्वार्मेन च प्रंभुक्तत्वात्‌ ॥३ शा 
तथा, अपने-अपने प्र्थ के लिए अ्रग्वियों का श्राधान पाये जाने से भी उक्त अर्थ की 
सिद्धि होती है। 
सस्निवापं च दर्शयति ॥३२॥ 
और, सब यजमानों को अ्रग्तियों का मिलाप श्रुति वाक्य से पाया जाता है। 
जुद्धादीनामप्रयुक्तत्वात्सन्देहे यथाकामी प्रतीयते ॥३३२॥ 
पूर्व ०--जुहु भ्रादि पात्रों का सन्देह होने पर अपनी इच्छा के श्रनुसार उपादान 
करे, क्योंकि उनका विशेष छूप से विधान नहीं पाया जाता । 
हापि बाउत्याति पात्राणि साधारणानि फुबोरन्बिष्रतिषेधाच्छास्त्रकृतत्वात्‌ ॥३४॥ 
सि०--दूसरे सर्वेसाधारण जुहु आदि पात्र सम्पादन करने चाहिएँ, क्योंकि शास्त्र 
मैं ऐसा ही विधान है, भ्रौर किसी यजमान के पात्र ग्रहण करने में विरोध हो जाता है। 
प्रायक्िचित्तमाषदि स्थात्‌ ॥३े भ॥ 
यजमान के मर जाने पर जो प्रायश्चित्त कथन किया गया है, वह भी उक्त प्रथे 
की सिद्धि में प्रमाण है। 


छ्द्र मीमांसादर्शनम्‌ [६॥६-७ 


पुरुषकल्पेन वा विकृतो कतृंनियमः स्याद्ज्मस्थ तद्गुणत्वादभावादित- 
राज्प्रत्येकस्मिन्नधिकारः स्पात्‌ ॥३६॥॥ 

पूर्बं०--अध्वर-कल्पादि विक्वृति यागों में पुरुषविश्लेष द्वारा सच॒ह सामिघेनियों 
का उल्लेख पाये जाने से वैश्यरूप यजमान का नियम होना चाहिए, क्योंकि पूर्वोक्त याण्रों के 
प्रति उक्त सामिधेनियाँ गौण हैं, और ब्राह्मण-क्षत्रियों के प्रति सत्रह सामिघेनियों का 
विधान नहीं, प्रतः एक वैश्यरूप यजमान में ही उक्त यागों का अ्रधिकार होना चाहिए। 

लिड्वाच्चेज्याविदेषवत्‌ ॥रेआा 

जैसे बैश्यस्तोम नामक यामविज्ञेष में केवल वैश्य का अ्रधिकार है, वैसे ही प्रमाणों 
के उपलब्ध होने से उक्त विक्वृति यागों में वैश्य का अधिकार सिद्ध होता है । 

न वा संयोगपृथक्त्वाद्‌ गुणस्येज्याप्रधानत्वादसंयुकता हिं चोदता ॥३फ॥ 

सि०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि याग के विधायक और सामिधेतियों के 
विधायक वाक्यों का भेद है तथा गुण के प्रति याग के प्रधान होने से गुणानुसार यजमान 
की कल्पना करना ठीक नहीं, अतः उदत विकृति याग बेदय यजमानवाले नहीं हो सकते। 

इज्यायां तद्‌गुणत्वाद्विशेणेण विषम्येत ॥३६॥ 

वैश्यस्तोम नामक याग में वैश्यरूप कर्ताविशेष का तियम होना ठीक है, क्योंकि 

उसमें वैद्य का गुणछूप से कथन पाया जाता है। 
॥ इति पूर्वमोमांसादश्ञने घष्ठाध्यायस्य घष्ठ: पाद: ॥ 


सप्तम: पादः 


स्वदानें सर्वमविशेषात्‌ ।।१॥॥ 
परूच ०--विड्वजित्‌ याग में स्वस्व दान करना चाहिए, क्योंकि सामान्य रूप से 
सर्वेस्व दान करने का विधान पाया जाता है। 
यस्य वा प्रभुः स्थादितरस्था5शक्पत्वात्‌ ॥२॥ 
सि०--यजमान जिन वस्तुप्रों का स्वामी हो, उन्हीं का दान करे, श्रत्य का नहीं, 
क्योंकि भ्रन्य वस्तु (स्त्री ग्रादि) के दान में वह असमर्थ है। 
न भूमिः स्थात्सर्वान्प्रत्यविशिष्टत्वात्‌ ॥३॥ 
भूमि का दान नहीं दिया जा सकता, क्‍योंकि उस पर पुत्र-स्त्री झ्रादि अन्य 
सम्बन्धियों का एक-जैसा भ्रधिकार है । 
अकायंत्वान्च ततः प्रुनविशेष: स्पात्‌ ॥४॥ 
युद्ध के लिए अत्यन्त उपयोगी होने के कारण यजमान ग्रश्व प्रादि का दान कदापि 
न करे, क्योंकि वह सवेथा उपादेय पदायें है । 
मित्यत्वाच्चानिस्ये्नास्ति सम्बन्धः ।३५॥ 
(जब प्रात्मदान तक कर देते हैं, फिर श्र्वदान प्रादि का निषेध क्यों ? ) ग्रात्मा 
नित्य होने से भ्रतित्य पदार्थों के साथ उसका सम्बन्ध नहीं है। 


६७] 


शुद्क्च धर्मंग्ास्त्रत्वातू ॥६॥ 
विश्वजित्‌ याग में शूद्र को भी दान कर देने का अधिकार है, क्योंकि धर्मेशास्त्र 
में उसका सेवारूप धर्म वर्णन किया गया है 
दक्षिणाकाले यत्स्वं तस्परतोयेत तद्दानसंयोगात्‌ ॥७॥ 
जो दातव्य पदार्थ हों वे सब दक्षिणाकाल में ही देचे चाहिएँ, क्योंकि उक्त याग के 
सम्बन्ध में ऐसा ही विधान है। 
प्रशेषत्वात्तदन्तः स्थात्कर्मणो द्रच्यसिद्धित्वात्‌ ॥पए 
पुर ० विद्वजित्‌ याग-सम्बन्धी कोई कर्म शेष न रहने से दक्षिणाकाल में ही 
एसकी समाप्ति हो जाती है, याग का प्रयोजन सिद्ध होने के कारण। 
अ्रपि वा शेषकर्म स्यात्कतो: प्रत्यक्षशिष्टत्वात्‌ ॥8६॥॥ 
दक्षिणा के परचात्‌ भी पूर्णाहुति आदि कम शेष रहते हैं 
तथा चाछ्न्यार्थदर्शनम्‌ ॥१०॥ 
और, ऐसे ही उदाहरण भी पाये जाते हैँ । 
प्रशेषं तु समछजसमादाने होषकर्म स्थात्‌ ॥११॥ 
श्राक्षेप-- यज्ञकम के पूर्ण होने पर समस्त बचे हुए शाकल्य-- सामग्री को सस्पूर्ण 
कप से यज्ञाग्नि में समपित कर देना चाहिए। इसी से यज्ञकर्म की पूर्ति होती है। 
नादानस्थानित्पत्वात्‌ ॥१ २७ 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं । जो भक्षण योग्य पदार्थ हैं, उन्हें यज्ञशेष के रूप 
हैं भक्षणाे रखकर भ्रन्य सामग्री का हवन कर देना चाहिए । 
दीक्षासु बिनिर्देशादकत्वर्थेच संयोगस्तस्मादविरोधः स्थात्‌ ॥ १३॥॥ 
सि०- (यज्ञशेष में सम्पूर्ण सामग्री का हवन कर देना लिखा है, ग्रोर यज्ञदोष 
#! भक्षण करना भी, यह परस्पर विरोध क्‍यों ? ) यज्ञशेष भक्षणार्थ ही होता है, पूर्णाहुति 
धरे भिन्‍न सामग्री की दी जाती है, भ्रत: उबत दोनों बातों में विरोघ वहीं है 
अहर्यणे च तद्ध्: स्थात्सवेघामविशेषात्‌ १४॥ 
'अहगंण अ्रष्टरात्र याग' विश्वजित्‌ याग्र के समान होता है, भरत: उसमें भी सर्वस्व 
की वक्षिणा दी जानी चाहिए । 
द्वारशझात वा प्रकृतिबत्‌ ॥१४॥॥ 
पूर्व ०--जैसे प्रकृति (ज्योतिष्ठोम) याग में बारह सौ रुपये की दक्षिणा का 
कथन है, उतनी ही प्रहगंण याग की दक्षिणा है। 
प्रतद्गुणत्वात्तु नेव॑ स्थात्‌ ॥१६॥ 
सि०--उकत कथन ठीक नहीं। भ्रहगंण याग में ज्योतिष्टोम के धर्म नहीं पाये 
भरातै, धत: इस प्रकार का विधान नहीं हो सकता। अ्रहर्गंण याग में विश्वजित्‌ याग्र के 
झ्क्षण पाये जाते हैं, प्रतः उसी का अनुसरण करना चाहिए। 
लिड्भूदर्शनाच््च ॥ १७॥ 
(था, प्रमाणों से भी ऐसा ही पाया जाता है। 


मीमसांसादशतम्‌ [६५ 


विकार: सन्तुभयतो5विशेषात्‌ ।। १८॥॥ 
पु ०--विका ररूप- अहरगंण याग दोनों अवस्थाश्रों में हो सकता है, अर्थात्‌ चाह 
बारह सौं रुपया हो या कम हो, क्योंकि कोई विशेषता नहीं पाई जाती । 
अधिक वा प्रतिप्रसवात्‌ ॥१६॥३ 
लि०---सबको विश्वजित्‌ याग करने का अधिकार नहीं, क्योंकि उसमें बारह सौ 
रुपये का विधान पाया जाता है। 
अनुग्रहाच्च पादवत्‌ २०१४ 
तथा, अधिकार का ग्रहण करने से पाद के समान बारह सो भी बीच में ग्रा 
जाते हैं । 
क्रापरिमिते श्षिष्टस्थ संख्याप्र तिषेघस्तत्‌ श्रुतित्वात्‌ ॥र२श॥ 
पूर्व ०--श्रपरिमित दान का बिघान पाये जाने से बारह सो की नियत संरण का 
निषेध पाया जाता है, क्योंकि उक्त दान में क्षति पाई जाती है। 
कल्पान्तरं वा तुल्यवत्प्रसंस्यानात्‌ ॥२२॥ 
सि०-अ्परिमित शब्द बारह सौ झादि संख्या का तिषेषक नहीं किन्तु उक्त 
संख्या के बराबर संख्या कथन करने का हेतु है। 
श्रनिघरमोइविदेषास्‌ ॥२३॥ 
पूर्वे ०--तुल्य कह देने से कोई विशेष श्र नहीं निकलता, श्रतः बारह सौ और 
अपरिमित का समान अर्थे करना ठीक नहीं । 
अ्रधिक वा स्थादुबह्नू्य॑त्वादितरै: सन्निधानात्‌ ॥२४॥ 
स्ि०--प्रपरिमित दो सी श्रादि संख्या से ग्रधिक का वाचक है, बहुत अर्थ का 
बाचक होने से, क्योंकि वह द्विशत वा सहंख्र ग्रादि संख्याओों की सन्निधि में पढ़ा गया है। 
आाव यह है कि विश्वजित्‌ याग बहुत साधन सम्पन्न व्यक्ति ही कर सकते हैं। 
श्र्यंथादरच तदर्थबत्‌ ॥२५॥ 
इस अपरिमित अब्द में अर्थवाद का भाव भी पाया जाता है, जैसे निन्‍्दा-स्तुति 
को कुछ बढ़ा-चढ़ाकर कह दिया जाता है, उसी प्रकार का यह अपरिमित शब्द है। 
परकृतिपुराकलपं च मनुष्यधर्म: स्यादर्धाय हानुकीतंनम्‌ ॥२६॥ 
पूबे ०--पूर्व सृष्टि में भी अनुष्यों के घ्म वर्तमान सृष्टि की भाँति ही थे (जैसे 
सदाचारी सी वर्ष जीता है) इस अर्थ के बोधनार्थ ही. शास्त्रों में अनुकीतेन कथन किया 
गया है। 
तथुक्ते च प्रतिषेघात्‌ 0२७४ 
पूरवकल्प के मनुष्यों के धर्मो का विधान मानना ठीक नहीं, क्योंकि उनका निषेष 
पाया जाता है। 
निर्देशाह्ा तद्धर्मः स्पात्यल्‍्चावत्ततत्‌ ९८७ 
जब पूर्वकल्प के मनुष्यों के शरीर पण्चभोतिक ही थे तब उनको मनुष्यवर्मा 
मानना ही ठीक है, उन्हें श्रलौकिक मानना ठीक नहीं। 


६४७] 


विधौ तु वेदसंयोगादुपदेश: स्थात्‌ ॥२६॥ 

वेदों के वर्णन से भी ऐसा ही सिद्ध होता है कि पूर्वसृष्टि में मनुष्यों के धर्म वतेमान 

सृष्टि के समान ही थे । 
प्र्थवादों वा विधिशेषत्वात्तस्मान्नित्यानुवादः स्यात्‌ ॥३ गा 

सि०--वेदों के प्रमाण उपलब्ध होने से यह सिद्ध होता है कि सहस्रों वर्ष की आयु 

का कथन भ्र्थवाद है, ध्रत: वेदार्थ का ही अनुवादक अर्थवाद है, अन्याथे का विधायक तहीं । 
सहखपवत्सरं तदायुबामसम्भवास्मनुष्येष्‌ ॥३१॥६ 

पूर्व ०--.पूवेकल्प में लोगों की आ्रायु सहस्रों वर्ष की थी ऐसे कथन पाए जाते से 
यह सिद्ध होता है कि पुर्वेकत्प के लोगों में मनुष्य के घर्म न थे, क्योंकि वतंमान सूष्ट में 
मनुष्य की इतनी आयु नहीं होती । 

... श्रषि वा तदछिकारान्सतुष्यघर्म: स्थात्‌ ॥३२॥ 

अ्रध्ययवाध्यापन में मनुष्यों का अधिकार पाये जाने से भी वे लोग मनुष्यधर्मा ही 

ज्ञात होते हैं, देव नहीं । 
नासामर्थ्यात्‌ ॥३३॥ 

सामर्थ्य का अ्रभाव होने से कल्पित देवताश्रों का अ्रध्ययन में सम्बन्ध नहीं 

पाया जाता। 
सम्बन्धदवनात्‌ ॥३४॥ 

सि०--श्रस्ति, वायु श्रादि जड़ देवताओं में प्रध्ययवाध्यापन का सम्बन्ध नहीं पाया 

जाता। 
स कुल्यः स्पादिति का्ष्णाजिनिरेकस्मिन्नसम्भवात्‌ ॥३५॥ 

आ्राचार्य काष्णीजिनि का मत है कि जो दिव्य सहल्न वर्ष पयेन्त अ्रध्ययन लिखा है, 

बह एक कुल का है, क्योंकि एक पुरुष में उक्त अर्थ की असम्भवता पाई जाती है। 
श्रषि वा कृत्स्नसंयोगादेकस्पेव प्रयोगः स्थात्‌ ॥३६॥॥ 

पूर्व ०--झआस्त्र में जो कृत्स्न शब्द श्राया है, उससे एक व्यक्ति का ही आशय 

भिकलता है। 
विप्रतिषेधात्तु गुण्यन्यतरः स्थादिति लाबुकायन: ।३७॥ 

समा०--ूवोत्तर विरोध पाये जाने से लावुकायन ऋषि यह मानते हैँ कि दिव्य 

श्हुत्न वर्ष का प्रध्ययन गौण है। 
संबत्सरों वा विचालित्वात्‌ ॥३८॥ 

संवत्सार शब्द एक ध्र्थ का वाचक नहीं है (यह अन्य समाधान है), संवत्तर घब्द 

कहीं प्ष का वाचक है, कहीं ऋतुप्रों का ग्रौर कहीं दिन का । 
सा प्रकृति: स्थावाधिकारात्‌ ॥३ ६॥॥ 

सहस्न संवत्सरोंवाले मनुष्य का ही यहाँ ग्रहण होता है, क्योंकि भ्रध्ययनाध्यापन में 

बह देशों का भ्रधिकार नहीं हो सकता । 


भीमांसादब॑न॑म्‌ [६७-८५ 


हानि वाइमिसंख्यपत्वात्‌ ।४०७ 
लि०--संवत्सर दिन के प्र में भी प्रयुक्त होता है, क्योंकि एक दिन में छ्हों 
ऋतुओं के वर्तने का वर्णन पाया जाता है। 
॥ इति पूर्व मीमांसादर्शने षष्ठाध्याथस्य सप्तमः पादः ॥ 


अष्टमः पादः 


इब्टिपुवेत्वादततुशेषों होमः संस्कृतेष्वस्निषु 
स्यादपूर्वोध्प्याघानस्थ सर्वशेषत्वात्‌ ४१0 
पुर्व ०--सज्ञ का ब्रनजू भूत प्रजा की कामनार्थें चतुहोंत्र नामक याग अन्य होमों 
का अज्ञ होने के कारण श्रपू्व होने पर भी पवमान इष्टिसाध्य होने से संस्कृत प्रग्नियों में 
डी किया जाता चाहिए। 
इष्टित्वेन तु संस्तवश्चतुहोत्‌नसंस्क्तेष द्शंयति २७ 
समा०-- इष्टिछप जो स्तुति की जाती है, उससे अतीत होता है कि चतुर्होत्र को 
पसंस्कृत अग्नि में ही करना चाहिए। 
उपदेश्नस्त्वपूर्वत्वात्‌ ॥३॥ 
(जब उक्त होम असंस्कृत प्रग्नियों में ही होता है, पुनः उसके विधान की क्या 
झावश्यकता है ? ) पूर्वोक्त होमों का उपदेश अपूर्व विधि के अभिप्राय से है। 
स सर्वेषाभविशेषात्‌ ।६४४॥॥ 
पूबे ०--पूवॉक्त विधि यज्ञ के भ्रद्ध भूत और अनज़॒भूत दोनों प्रकार के होमों का 
विधान करती है, इसमें कोई विक्षेषता नहीं पाई जाती । 
अपि बा अत्वभावादनाहिताग्नेरशेषभुतनिर्देश: ॥५॥ 
सि०--जो कर्म यज्ञ के अज् भूत नहीं हैं, वे अनाहिताग्नियों में किये जाएँ। 
जपो वाज्नग्निसंयोगातु ॥६॥ 
आ्राक्षेप--भ्रनाहितार्नियों की इष्टि अ्र्यवाद है, उसका अग्नि के साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं होता । 
इष्ठित्वेन संसतुते होमः स्थादनारसम्याग्निसंयोगादितरेषासबाच्यत्वात्‌ 0७४ 
स॒मा०--इष्टिहूप से वर्णन किये जाने के कारण उक्त चतुहोत्र कर्म होम है, 
करा अर्थवाद नहीं, तथा अन्य कर्मों का वाचक न होने से ग्रनाहिताग्ति के साथ उसका 
सम्बन्ध पाया जाता है। 
'उभयो:ः पितुयज्ञवत्‌ ॥८७ 
अक्षेप -जैसे पितृयज्ञ को ग्राहितारिन और अनाहितास्नि दोनों प्रकार के पुरुष 
कर सकते हैं, वैसे ही चतुहोंग को भी दोनों प्रकार के पुरुष कर सकते हैं । 
निर्देशों याउनाहिताग्नेरनारभ्याग्निसंयोगात्‌ ॥६३॥॥ 
समा०--चतुहोंम याग का अनाहिताम्नि में ही निर्देश पाया जाता है, क्योंकि 
इसी अग्नि के साथ उक्त होमों का सम्बन्ध है। 


| 


पितृयज्ने संयुक्तस्थ पुनवंचनम्‌ ॥१०॥ 

पितृयज्ञ में भ्राहितार्नि धोर भ्रनाहिताग्नि दोनों के बोघक भिन्‍न-भिन्‍न वचन पाये 

जाते हैं, श्रतः उसका रुष्टान्त चतुह्दोत्र में देना ठीक नहीं। 
उपनयन्‍्ताघीत होससंबोगात्‌ ॥११७ 

पृ ०--उपनयनकाल में आहिताग्नि में यज्ञ करे, क्योंकि उसका होम के साथ 

सम्बन्ध प्राया जाता है। 
स्थपतिवल्लौकिके वा विद्याकर्मानुपूर्वत्वात्‌ ॥१२॥॥ 

लि०---उपतयन कर्म स्थपति” इष्टि के समान लौकिकाग्नि में ही करना चाहिए, 

क्योंकि उसका उल्देदय ब्रह्मविद्या में प्रवृत्त होना है । 
श्राधानं च भार्यासंपुक्तम्‌ ॥ १३॥ 

और, अग्न्याधान का अ्रधिकार विद्याध्ययन के पश्चात्‌ विवाहित पुरुष को ही है, 

झ्रत: उपनयत-सम्बन्धी होम लौकिक अग्नि में करना चाहिए । 
श्रकर्म चोध्वंमाधानात्तत्समवायों हि कमभिः ॥१४॥ 

जो भ्रग्न्याघान के पद्चात्‌ भाया ग्रहण करता है, वह अकर्म है, क्योंकि कर्मों के 

साथ उस भार्या का सम्बन्ध उपनयनकाल के पदचात्‌ होता है। 
आ्रद्चबविति चेत्‌ ॥१५॥ 

श्राद्धकर्म के समाच उपनयन-सम्बन्धी हवन श्राहित ्रौर भ्रनाहित दोनों अग्तियों 

में किया जाता है, यदि ऐसा कहो तो-- 
न श्रृतिविप्रतिषेधात्‌ ॥१६७ 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि दो नार्याश्रों से विवाह का निषेध पाया जाता है। 
सर्वार्थ त्वाच्च पृत्नार्थो न ्रयोजयेत्‌ ॥ १७७ 

घर्मादि सब श्रकार के प्रयोजनों के लिए होने से स्त्री सहुधर्मिणी कहलातो है, केवल 

पुन्नरूपी प्रयोजन से नहीं। 
सोभपानात्तु प्रापणं द्वितोयस्य तस्मादुपयच्छेत्‌ ॥१८७ 
सोमपान करनेवाला (वैदिकर्मी ) दूसरी भार्या को प्रभिलाषा नहीं रखता। 
पितृयज्ञें तु दहंनात्प्रायाधानात्यतीयेत ॥१६॥ 

पितृयज्ञ आाहितारिन (ब्राह्मणादि) झोर प्रनाहिताग्नि (शुद्रादि) दोनों के लिए 
क्षततव्य है, अत: उसे दोनों प्रकार से करने का विधान है, परन्तु उपनयन में ऐसा विघान 
तहीं। 

स्पपतोष्टि; प्रजावदःन्याधेयं प्रयोजपेत्तादर्ष्याक्दापव॒ज्येत्‌ ॥२०॥ 

पूर्व ०--स्थपतति इष्टि प्रयाज के समान श्रभ््याधान के आश्रय से होती है और यह 

कै प्रभिप्नायवाली होने से उसका आहिंताग्ति के साथ सम्बन्ध है। 
अषि वा लौकिकेडग्नो स्थादाधानस्यासवंश्ेषत्वात्‌ २ १॥ 

सि०-स्थपति भ्रग्नि का भनुष्ठान लोकिकारिन में होना चाहिए, क्योंकि 

इयाधान कर्म सबके लिए नहीं है। 


मीमांसादर्शतम्‌ [हा५ 


श्रवफो णिपशुद्च तड॒ दाधानस्याप्राप्तकालत्वात्‌ ॥ २२ 
जिस ब्रह्माचारी का ब्रह्मचयंत्रत खण्डित हो जाए उसे गधे का स्पर्श करके 
“ग्रवकीणि इष्टि' लौकिक अग्नि में करनी चाहिए, क्योंकि प्रग्न्याधात का काल प्राप्त 
नहीं है । 
उदगयनपूर्वपक्षाह: पुण्याहेषु देवानि स्मृतिरुपान्यार्थदर्गानात्‌ ॥२३॥ 
चूड़ाकर्मादि कम पवित्र दिनों में किया जाता चाहिए, क्योंकि देव-सम्बन्धी कर्म 
शुभ दिनों में ही किये जाते हैं। स्मृतियों में भी ऐसा ही विधान पाया जाता है। 
श्रहनि च कर्म साकल्यस्‌ धरढ॥ 
तथा, उक्त सब कार्य दिन में ही करने चाहिएँ । 
इतरेष तु पित्याणि ॥२५॥ 
पिज्यकर्मं सब दिनों में करने चाहिएँ । 
याज्चाक्रपणसविद्यमाने लोकघत्‌ ॥२६॥॥ 
पूर्व ०---भिक्षा और सोम का क्रयण सब कालों में होना चाहिए, जैसा कि लोक 
में पाया जाता है । 
नियतं वार्थवत्वात्स्थात्‌ ॥२७॥ 
सि०--भिक्षा श्रादि नियत काल में करनी चाहिए, नियत काल में करने से ही ये 
अरथेवाले प्रर्थात्‌ ऋतुरूप अपूर्व के जनक होते हैं । 
तथा भक्षप्रेवाच्छादनसंशप्तहोमद्ेषम्‌ ॥२८॥ 
तथा, उक्त प्रकार भक्ष-न्यवाग भ्रादिव्रत, प्रैष--प्रैषितव्य, श्राच्छादन-- दम मय 
आच्छादन, संज्ञप्तहोम और हेष --'योः्स्मान्‌ द्वेष्टि' इत्यादि वाक्‍्योक्त कम नियंत काल 
में हो होते हैं । 
अनर्थक त्वनित्यं स्पात्‌ ॥२६॥ 
भिक्षा भ्ादि कर्मो को नियमपूर्वक न किया जाए तो ये कर्म स्वास्थ्य की दृष्टि से 
हानिप्रद हो सकते हैं। 
पश्ुवोदनायासनियमो5विशेषात्‌ ॥३ ०॥॥ 
पूर्व ०--'पश्न्‌ पाहि' इत्यादि मन्त्र द्वारा पशु-रक्षा का कोई विश्वेष नियम नहीं 
है, किसी पशुविज्षेषकी रक्षा का नियम नहीं है, सब प्रकार के पशुओं की रक्षा का 
उपदेश है । 
छाम्रो बा सन्त्रवर्णात्‌ ॥३ १॥ 
सि०--यदि कोई कहे कि वेद में बकरे को मारकर हवन करने का विधान है, 
की 
न चोदनाविरोधात्‌ ॥३२॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि उक्त मन्त्र से विरोध हो जाता है। 
श्रार्षेबचदिति चेत्‌ ॥३३॥ 
+प्रार्षेयं चुणीते! वाक्य के समात 'पश्नून्‌ पाहिं का भ्राशय गौ आदि विशेष पणुपों 
की रक्षा से है, उसका सब पशुओं से सम्बन्ध तहीं, यदि ऐसा माना जाए तो-- 


| 


न तत्र ह्वाचोदितत्वात्‌ 0३४॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वेद में निश्चय ही पशुविश्षेष की रक्षा का विधान 
नहीं पाया जाता, अ्रपितु पशुमात्र की रक्षा का विधान है। 
नियमों बैकार््य ह्मर्थमेदाद्मेद: पृथकत्वेनाभिधानात्‌ ॥३५॥ 
उक्त मन्त्र में सामान्य पतुओ्रों को रक्षा का विधान है परन्तु छाग --बकरा एक 
विज्ञेष पशु है, भेदरू प से कथन किये जाने के कारण, इसकी गिनती उनमें हो सकती है। 
अनियमो वार्थान्तरत्वादन्यस्वं व्यतिरेकशन्दभेदास्याम्‌ ॥३६॥ 
वेद में किसी विश्लेष पशु की रक्षा का नियम नहीं है। भिन्‍न शब्द की वाच्यता 
होने से श्रनियम है श्रोर भिन्‍न अर्थ होने से भेद पाया जाता है। [वेद में स्पष्ट कहा हैं-- 
/गां भा हिसो:, “अ्रवि सा हिसो/, “सा हिसीरेकशफ्ल' (यजु० १३॥४३, ४८) अर्थात्‌ 
भाय को मत मारो, भेड़ को मत मारो, एक खुरवाले पशुश्रों को मत मारो । ] 
नवा प्रयोगसमवायित्वात्‌ 0३७७ 
सि०--शब्दों का ठीक-ठीक प्र उनके प्रयोग से जाना जा सकता है । 
रूपालिड्भ॒ज्ब 0३ ८३ 
पूर्व ०--रूप और लिजू से भी छाग--बकरे का वध पाया जाता है (“यागार्थ 
छिद्यत इति छाग:” जो याग के लिए काटा जाए उसे छाग्र कहते हैं।) 
छागेन कममाख्या रूपलिद्धाभ्याम्‌ ॥३६॥ 
सि०--रूप श्रोर लिज्गञ से यह अर्थ बकरे में नहीं घट सकता श्रपितु यज्ञ के लिए 
जिन पदार्थों को छेदा--काटा जाता है, वे छाग संज्ञावाले हैं। 
रूपान्यत्वान्न जातिशब्दः स्थात्‌ ॥४०॥॥ 
रूपों में भिन्‍्नता होने के कारण 'छाग” से किसी जाति का आश्चय ग्रहण नहीं 
करना चाहिए। 
बिकारो नोत्पत्तिकत्वात्‌ ॥४१॥ 
यज्ञ में पशु-हवतरूप विकार इष्ट नहीं, क्योंकि वेद ईश्वरीय ज्ञाव है । 
स नेसित्तिकः पशोगुंणस्थाचो द्तित्वात्‌ ॥४ रे॥ 
वेद में 'छाग' शब्द यौगिक है, ओर उस वर्णन से पशुविशेष नहीं माना जा 
ब्रकता । 
जातेर्बा तत्मायवचनायं वत्त्वाम्याम्‌ ॥४ ३॥ 
जातिवाचक शब्दों के साथ पढ़े जाने और प्रयोजनवाला होने से छाग्र शब्द जाति 
क्वा ब। पक है (छाग एक विशेष प्रकार की ओषधि का ताम है, जो सुग्रन्धिरप प्रयोजन के 
किए यज्ञ को सामग्री में डालो जाती थी) । 
॥ इति पृर्वसोमांसादर्दाने षष्ठाध्यायस्याष्टमः पादः ॥॥ 
क॥ इति षष्ठोष्ध्यायः 


सप्तमोध्ध्यायः 


प्रथमः पादः 


श्रुतिप्रमाणत्वाच्छेषाणां सुखभेदे यथाधिकारं भाव: स्यात्‌ ॥१॥ 

सि०--जिस श्रपूर्व का जो प्रयाजादि शेष है, यहाँ प्रकरणानुसार उन धर्मों की 
व्यवस्था की जाती है प्रौर श्रुति-प्रमाण से यह सिद्ध किया जाता है कि यह इस कर्म का 
शेष है। 

उत्पत्त्यर्धाविभागाद्वा सत्त्ववदकधर्स्य स्थात्‌ ॥२७ 

घुबे०--यजन से ही अपूर्व की उत्पत्ति होती है, अतः यजन और श्रपूर्व का 
विभाग सम्भव नहीं । सभी यजन अपूवेवाले होते हैं, गोत्व जाति की भाँति। 

चोदना शेषभावादा ताद्दा तद्भेदादृव्यवतिष्ठे रन्नुत्पत्तेगुणभूतत्वात्‌ ॥३॥॥ 

सि०--कर्म की प्रेरणा का शेषभाव होने तथा अपूर्वों का भेद होने से और यजन 
का उस प्रेरणा में गौण भाव रहने के कारण प्रकरण के अनुसार ही उसकी व्यवस्था की 
जाती है। 'दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत' में 'दश् पूर्ण णासी' विशेष है और 'यजेत' सामान्य है। 
यहाँ केवल कतंव्यता ही बताई जाती है, क्योंकि अपूर्वे यजन के समाप्त होने पर ही 


होता है। 
राच्वे लक्षणसंयोगास्सावं त्रिक प्रतीयेत (॥४॥ 

सत्त्व (गोत्व श्रादि) को लक्ष्य करके जो भी धर्म कहा जाता है, वह सावेत्रिक 

होता है । 
अविभागात्तु नेव॑ं स्थात्‌ ॥५॥ 

पूर्व ०--श्रपूर्व प्रयुक्त जो घ॒र्मं बताये जाते हैं, वे सब यजन प्रयुक्त ही सममने 

चाहिएँ, क्योंकि घर्मों का यजन के साथ कोई विभाग नहीं होता । 
इचर्थत्वं च विप्रतिषिद्धम्‌ ॥६॥॥ 

दो प्रकार के अ्र्थों का मानना श्रन्याय है । 

उत्पत्तों विष्यभावाहा चोदनायां प्रवृत्ति: स्थात्ततवतच कर्मभेदः स्थात्‌ ॥७॥॥ 

सि०--थजन में विधि का श्रभाव होने के कारण शपूर्वे में प्रयाजादि घर्मो की 
प्रवृत्ति होती है, इससे पुनः कम॑ का भेद हो जाएगा। 

यदि वाध्प्यभिधानवत्सामान्यात्‌ सर्वधर्म: स्पात्‌ 48500 

श्राक्षेप--यद्यपि श्रपूर्व धर्मों का प्रयोजक होता है तो भी अभिधान के समान 

सामान्यतया वह सर्वधर्मवाला होता है । 


9११] 


भ्रथ॑स्य त्वविभक्तत्वात्था स्थादभिधानेषु पूर्वेवत्त्वात्ययोगस्य कर्ण: 
शब्दभाव्यत्वादि भागाच्छेषाणामप्रवृत्ति: स्पात्‌ ॥ ६४४ 
समा०--प्रयोग के पूर्वेवत्व होने से तथा प्रथें के नियत होने से श्रभिषानों में तो 
ऐसा हो सकता है परन्तु कार्यों के शाब्दमान्य होने से विभाग होने के कारण प्रयाजादि शेष 
कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होगी । 
स्मृतिरिति चेत्‌ ॥१०॥ 
स्मृति है, यदि ऐसा कहो तो-- 
ल पूर्वजत्त्वात््‌ ॥॥११॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वे पूर्व अर्थात्‌ प्रकृतियागवालों के घ्॒म हैं। 
अर्थस्य शब्दभाव्यत्वात्प्करणनिवन्धनाच्छब्दादेवान्यत्र भाव: स्थात्‌॥ १२७ 
अज्जभकलाप के शब्दभाव्य होने से तथा प्रकरण के साथ सम्बन्ध होने से ग्रतिदेश 
शास्त्ररूप शब्द से विकृतियाग के साथ सम्बन्ध पाया जाता है। 
समाने पूर्वबत्त्वादुत्पस्नाधिकारः स्थात्‌ ॥१३॥ 
पूर्व ०--- समानसितरत्‌ इयेनेन'--इस वाक्य में अनुवाद है, ज्योतिष्ठोम की 
विकृति होने से । 
इयेनस्थेति चेतू ॥ १४१ 
ज्योतिष्ठोमों का अनुवाद नहीं है, ब्येन के ग्रहण करने की सामथ्ये से, यदि ऐसा 


कहो तो-- 
नासन्निधानात्‌ ॥१५॥ 
उक्त कथत ठीक नहीं, क्योंकि सस्निघान न होने से श्येन के वैशेषिकों का श्रनुवाद 
युक्त नहीं हो सकता । 
श्रपि वा यद्यपूर्व त्वादितरदधिकारयें ज्यौतिष्टोमिकाहिघेरतद्ाचक 
समान स्थात्‌ ॥१६॥ 
सि०--उक्त वाक्य विधायक हो जाएगा। ज्योतिष्टोम विधि से जो झ्येन 
बैशेषिक अधिक हैं, वे श्रतिदिश्यमान हो जाते हैं। उसका वाचक समान शब्द होता है। 
पठचसज्चरेष्वर्थवादातिदेश: सन्निधानात्‌ ॥१७॥ 
पूरब ०---पठच ह॒वियों के सठचर में सम्निधान होने के कारण केवल श्र्थवाद का 
प्रतिदेश् हुआ करता है । 
सर्बस्य बेकशब्द्यात्‌ ॥ १८७४ 
सि०--अर्थवाद मन्त्र का ही अतिदेश्ञ होता है, ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि 
क्षविधिक भोर सार्थवादक समस्त काण्ड का श्रतिदेश होता है। 
लिड्भदर्शनाच्च ॥१६॥ 
तथा, भ्रमाणों के उपलब्ध होते से भी ऐसा ही सिद्ध होता है । 
विहितास्नानान्नेति चेत्‌ ॥२णा 
विहित आञम्नान से यह नहीं होता, यदि ऐसा कहो तो-- 


मीमांसादर्शवम्‌ [ण१-२ 


नेतराथत्वात्‌ २१७ 
उक्त कथन ठीक नहीं। विधि का अतिदेश होने पर भी अग्नि-मन्यन श्रादि 
आस्नानों की निरथंकता नहीं होती । 
एककपालैन्द्राग्वौ च तद्धत्‌ 0२२0 
जिस प्रकार वेद्वदेव-सत्र में एककपाल श्ौर ऐन्द्राग्ती में द्रादश कपाल आस्नान 
हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी सविधिक शोर सार्थवादक काण्ड का अभ्रतिदेश होता है। 
एककपालानई बेश्वदेबिकः प्रकृतिराग्रणणे सर्वहोमापरिवृत्ति- 
दर्शनादवशूघे चर सकृद्‌ दृच्यबदानस्य बचनात्‌ ॥२३४७ 
आम्रयण में समस्त होम की भ्रश्नवृत्ति के देसे जाने से एककपाल की वैश्वदेविक 
प्रकृति होती है, अतः यहाँ वरुणप्रधासिक एककपाल का ग्रहण होता है और अ्रवभूथ में एक 
बार दृग्मवदान का वचन होने से एककपाल का ग्रहण होता है। 
॥ इति पूर्वमीमांसादर्शने सप्तमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥। 


ह्वितीयः पादः 


साम्नोइसिघानशब्देन प्रवृत्ति: स्याद्ययाश्िष्टम्‌ ॥ १॥ 

पुर्वे०--साम (स्तोम आ्रादि से विशिष्ट ऋक) की प्रवृत्ति श्रभिषान शब्द के द्वारा 

शुरु-द्िष्प-परम्परा से होती है । 
बाब्देस्त्वथथविधित्वादर्थान्तरे5प्रबृत्ति: स्थात्‌ पृथरभावात्कियाया 
हाभिप्तम्बन्ध: ॥२॥ 

लि०--शब्दों के द्वारा अर्थ की विधि होने से श्रन्य अर्थ में प्रवृत्ति नहीं होती । 
गान-क्रिया का शब्द के साथ अ्रभिसम्बन्ध होता है, शब्द का नहीं, शब्द तो पृथऋ्‌ ही 
प्रवस्थित होता है। 

स्वार्थ वा स्थात्प्योजन क्रियायास्तदज्भभावेनोपदिष्येरन्‌ ॥३॥॥ 

बूब॑ ०-- स्वार्थ में वियमान 'भभिवती' झोर “कवतो' ऋचाग्मों का ग्रज्भरमभाव से 

उपदेश करना चाहिए। 
शब्दसात्रसिति चेत्‌ ॥४0 
भ्राक्षेप--केवल शब्द का ही विधान है, यदि ऐसा कहो तो-- 
तेनोत्पत्तिकत्वात्‌ ॥५0॥ 

समा०---उकत कथन ठीक नहीं । नाम और नामी का श्रौत्पत्तिक सम्बन्ध होता 
है। जो शब्द जिस प्र्थ में प्रौपत्तिक सम्बन्ध से प्रसिद्ध होता है, वह अन्य श्र्थ के बताने 
में समर्थ नहीं होता। 

ज्ञस्त्रं चंबमतर्येक स्थात्‌ ॥६॥ 
श्लौर, यदि ऐस! माना जाए तो वह अ्रतिदेश-शास्त्र निरथंक हो जाएगा। 
स्वरस्थेति चेतु ॥७॥ 
आक्षेप--साम शब्द से स्व॒र का विधान है, यदि ऐसा कहो तो -- 


७॥२] 


पु नार्थाभावात्‌ शुत्ेरसस्बन्धः 5 
सम्रा० -अ्रभिवती स्वर का कवती में प्रभाव होने से श्रुति के पदों का परस्पर 
प्रभिसम्बन्ध नहीं होता, ग्रत: स्वर का झतिदेश नहीं होता । 
स्वरस्तूत्पत्तिब स्थाम्मात्रावर्णाविभकतत्वात्‌ ।80॥ 
श्राक्षेप--बहुत-से वर्ण और मात्राओं के अविभकत होने से उत्पत्तियों-- 
उच्चारणों में स्वर होता है, श्रत: स्वर का अनुवाद होता है। 
लिड्दर्श नाच्च ॥१०४७ 
तथा, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है। 
श्श्वुतेस्तु विकारस्पोत्तरासु यथाश्रुति ॥ १४ 
समा०--कवती आदि ऋचाओं में स्वाध्यायकाल् में जिस रीति से पाठ किया 
णाए उसी रीति से ग्रान-समय में पाठ किया जाए तो 'कबतोषु रचन्तरं गायति' यह्‌ 
बागय तिरथंक हो जाएगा, ग्रत: स्वर का प्रनुवाद ठीक नहीं । 
झब्दानां चासामञ्जस्थभ्‌ ॥१श। 
प्रौर, ऐसा मान लेने पर रथन्तर श्रादि साम शब्दों का असामज्जस्थ हो 
जाएगा । 
अपि तु कर्मशब्दः स्थादभाजोड्थ: अ्सिद्धग्रहणत्वाहिकारो 
ह्यविशिष्टोज्न्यैः ॥१३॥ 
सि०--रथस्तर झब्द गानरूप कर्म का वाचक है। 'गायति' शब्द के गान में 
णिद्ध होने से रथन्तरादि शब्द का प्रहण होता है तथा हस्व-दीघे ग्रादि का विकार झअत्य 
#शकार कर्मों द्वारा श्रवशिष्ट होता है । 
श्रद्वव्यं चापि दृश्यले ॥१४॥ 
तथा, साम अनच दिखाई देता है। ऋचा में साम शब्द का भ्रयोग नहीं होता, 
भी में ही साम का प्रयोग होता है । 
_९प च क्रिया प्रहणार्था नाना्थेंष्‌ विरूपित्वाद्थों झ्ञासामलोकिको विघानात्‌ ॥१४॥ 
विविध रूप होने से उस (रथन्तर) की क्रिया भ्रकर्मकाल (यज्ञ न करने) में शिक्षा 
हुं प्रस्यात के अ्रहण करने के लिए होती है। रघन्तर श्रादि संज्ञावाली ऋचा का प्र 
प[॥पिप्य-परम्परा के कारण अलौकिक हुआ करता है। 
तस्सिन्संज्ञा विशेषाः स्युविकारपृथक्त्वात्‌ ॥ १६॥ 
उप्त गाल नामक संस्कार में गान के स्वरूपों के भिन्‍्त-भिन्‍न' होने से उनकी भिन्‍्त- 
शिलत क्षज्ञाएँ होती हैं 
योनिशस्पाइच सुल्यवदित्तराभिविधीयन्ते ॥ १७७ 
'गोनिद्वस्था' ऋचाएँ तुल्य की भांति इतर प्र्धात्‌ 'अयोनिश्वास्था' ऋचाशं के 
हए विधान की जाया करती हैं। 
श्रयोनो चापि दृष्यतेब्सयायोनिः ॥१८॥ 
भरगोनि में साम दिखाई देता है। अधिक अथवा न्यून ऋचावाला साम देखने में 
श्राता है| 


मीमांसादक्षेनम्‌ [छार-३ 


एकार्थ्ये नास्ति चेरूप्यसिति चेत्‌ ॥१६॥ हे 

आक्षेप--जहां दोनों का एक ही पर्थ होता है, वहाँ वैरूप्य नहीं होता, यदि ऐसा 

कहो तो-- 
स्पादर्थान्तरेष्वनिष्पलेयथा लोके ॥२०॥ 

सप्ता ०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि अर्थान्‍्तर में निष्पत्ति हो जाएगी। जैसे 

पाक में झ्रादेन प्रौर गुड़ का पाक भिन्‍न लक्षणवाला होता है, अतः वैरूप्य होता ही है । 
दाब्दाताञ्च सासमज्जस्पम्‌ ॥२१॥ 

इस प्रकार साम भर ऋक शब्दों का सामऊजस्य हो जाएगा। कवती शब्द ऋचा 

को भर र॒थन्तर साम को बताता है। 
॥ इतति पुर्वभीमांसादश्श ने सप्तमाध्यायस्य द्वितीय: पादः ॥ 


तृतीयः पादः 


उकत॑ क्रियास्िधानं तत्‌ श्ुतावन्यत्र विभिप्रदेशः स्पात्‌॥शा 
जि०--अग्निहोत्र शब्द नामधेय है, यह पहले कहा गया है। प्रत्यत्र (कुण्ड- 
पायिनामयन में) अग्निहोत्र शब्द के श्रवण में चर्म का अ्रतिदेश है । 
अपूर्दे बापि भागित्वात्‌ "रा 
पूर्व ०---मासाग्तिहोत! में विद्यमान श्रम्निहोत्र शब्द कर्म का नाम है, दोनों 
कर्म अपूर्व में होते हैं, भ्तः इस नामघधेय का 'जुहोति' भी भागी होता है, इसलिए श्रतिदेश 
नहीं होता। 
नास्नस्त्वोत्पत्तिकत्वात्‌ ॥ २४ 
अपरपक्ष- नाम और तामी का श्रौत्पत्तिक सम्बन्ध होता है। जिस भ्रथ में जो 
ताम औत्पचिक सम्बन्ध से सम्बन्धित होता है, वह सदा उसी से जानने योग्य होता है, 
प्रन्य से नहीं । यहाँ अन्य के झ्रभिधान में कोई हेतु नहीं, प्रतः प्रतिदेश होता है । 
प्रत्यक्षाद्गुणसंयोगात्कियामिधान स्थात्तदभावेष्प्रसिद्धं स्थात्‌ पड 
नैयामिक अग्निहोत्र में प्रत्यक्ष गुणसंयोग होचे से दोहन श्लादि क्रिया का आशि 
धान होता है। वहाँ पर प्रत्यक्ष विदित धर्म होते हैं, इसके श्रभाव में यह सब अ्श्नस्तिद्ध 
होता है । 


प्रपि या सबंत्र कर्मेणि गुणार्थेंदा श्रुति: स्थात्‌ ॥५॥ 
प्रकृति श्रौर विकृति या में श्रुति गुणाबवाली होती है ग्र्थात्‌ लक्षण से नामधेध 
धर्मों का प्राहक हो जाता है। श्रुतार्थ नहोंने पर लाक्षणिक श्र्थ का ग्रहण कर लेना 
चाहिए ॥ 
विश्वजिति सर्वपुष्ठे तत्पूब करवाज्योतिष्टोमिकानि पृष्ठास्यस्ति च पृष्ठधब्द: ॥७॥॥ 
#विद्ववजित्‌ सर्वेपृष्ठोधतिरात्रो भव॑ति' वावथ में ज्योतिष्टोमगत जो पृष्ठ कहा गया 


रे] 


है, वह प्रनुवाद है, बयोंकि ज्योतिष्टोम की. विक्ृति विश्वजित्‌ याग है। माहेन्द्रादि चार 
स्तोत्रों में भी पृष्ठ शब्द प्रयुवत्त है । 
घडहाद्वा तन्न हि चोदना ॥छ॥ 
सि०--छह दिवसों में साध्य बाग में जो छह (रथन्तर, बृहत्‌, वैरूप, वैराज, 
रेत धोर वाकवर) स्तोच बताये गये हैं, वहाँ ज्योतिष्टोम के ही छह पृष्ठों का श्रतिदेश 
है, वर्थोंकि विद्वजित्‌ के ठीक पूर्व ज्योतिष्टोष का उल्लेख है श्रीर पृष्ठ शब्द से इच्हीं 
पृष्ठों का बोध होता है। 
लिज्ठाच्च ए८॥। 
और, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है । 
उत्पस्नाधिकारों ज्योतिष्दोमः ॥६॥॥ 
ज्योतिष्टोम याग उत्पन्त अधिकारबाला है। 
इच्योविधिरिति चेत्‌ ॥१०॥ 
श्राक्षेप--ज्योतिष्टोम में बृहत्‌ और रघस्तर दोनों का अधिकार है, पदि ऐसा 
फहों तो-- 
न व्यथ॑त्वास्सवंशब्दस्थ ॥ ११॥ 
सम्मा०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर 'सब' शब्द व्यर्थ हो 
णाएगा । सर्व! दब्द का प्रयोग दो में नहीं हो सकता। 
तथावृभूथ: सोमात्‌ ॥ १२॥ 
सि०--जिस प्रकार बड॒ह याग से नेष्टों का अतिदेश होता है, उसी प्रकार सोमिक 
प्रबमूथ से यहाँ धर्मातिदेश होता है । 
प्रकृतेरिति चत्‌ ॥१३४ 
प्रा्षेप--दर्शंपोणंमास में प्राप्त अवभुथ गुणविधि हो जाए, यदि ऐसा कहो तो-- 
न भक्तित्वात्‌ ॥ ६४॥ 
समा०---उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि दर्शपौर्णमास सें अ्रवभूथ नहीं होता, 
भ्रषगुष का प्रयोग केवल स्तुतिपरक है। 
लिज्ञदशंनाच्च ॥१५॥ 
श्रौर, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है । 
ब्रथ्यादेशे तद्वरव्य: श्ुतिसंयोगात्‌ पुरोडाजस्त्यनादेशे तत्प्रकृतित्वात्‌ ॥ १ ६॥ 
द्रव्यादेश में तुयनिष्कास श्रुतिसंयोत्र से दब्य है, क्योंकि तुषनिष्कास प्रत्यक्ष सुना 
हा है । प्रत्यक्ष श्रुति न होने से पुरोडाश तो आनुमानिक है, वह प्रतिदेश से प्राप्त किया 
ब्ञाता है। तठाकृतित्व होने से ही पुरोडाश का ग्रहण होता है। 
गुणविधिस्तु न गृह्लीयात्समत्वात्‌ ॥१७॥ 
प्रातिथ्य का गुण विष्णु देवता के संयोग का विधान करता है--यह गुणविधि 
है। पहू एम होने के कारण धर्मों का ग्रहण नहीं कर सकती । 
निर्मन्थ्यादिषु च॑वस्‌ ॥ १८७ 
प्रग्तीषोमीय पशु याग के अकरण में 'नि्न्थ्य' शब्द थ्राता है झ्ोर दर्शपौणणमाश्त 


मीमांसादशंतम्‌ [३ 


के प्रकरण में “बह्दि' तथा 'श्राज्य' शब्द आये हैं। “विष्णु! की भाँति थे शब्द भी यौगिक 
हैं, प्रतः इनके घ्॒मों का झतिदेश नहीं होता । 
अ्रणयतन्तु सौसिकसवाच्यं हीतरत्‌ ॥१६॥ 
झग्नि-प्रणयन सौमिक है, क्योंकि अन्यत्र इसका विधान नहीं किया गया है। 
उत्तरबेदिप्रतिषेधच तद्गत्‌ ॥२०॥॥ 

और, उत्तरबेदि सोमयाग प्रणयन में होती है, इससे भी यह सिद्ध हैं कि अस्नि- 
प्रणयत सौमिक है, क्योंकि प्रतिषेध प्राप्त का ही होता है। 

प्राकृत बा5नामत्वात्‌ +०२१॥१ 

सि०--प्रकृतिभूत दर्शपौणंमासिक याग का प्रणयन है, क्योंकि उस प्रकरण में 
प्रणयन शब्द सोमिक प्रणयन का नाम न होने से प्राकृत ही है । 

परिसंख्यार्थ श्रवण गुणार्थमर्थवादों वा ॥२२॥ 

'भ्रवाच्यं होतरत्‌'--वावय परिसंख्या के लिए है या गुणाथ है, अथवा प्र्थवाद के 
लिए है। परिसंख्या में तीन दोष होते हैं। किसी गुण का भी विधान नहीं किया जाता 
और परिश्षेष में जो अ्रथेवाद है, वह प्रयाजनरहित होता है। 

भ्रथमोत्त मयो: प्रणयनमुत्त ववेदिप्नतिषेघात्‌ ॥२३॥॥ 
उत्तरवेदि के प्रतिषेध होने से प्रथम झौौर उत्तम का श्रग्नि-प्रणयन होता है । 
सध्यमयोर्वा गत्यर्थंवादात्‌ ॥२४॥॥ 
सि०- मध्य पर्बों का गत्पार्थवाद होने से प्रणयत होता है। 
ओऔत्तरवेदिकोउ्नारम्यवादप्र तिषेघः ॥२५॥ 
किसी पव॑-विश्षेष को प्रारम्भ न करके ही उत्त र्वेदि का प्रतिषेघ होता है। 
स्वरसामंककपालासिक्ष॑ं च लिड्भदर्शनात्‌ ॥२६॥ 

अथवा, स्वस्साम, एककपाल श्ौर आसिक्षा--ये तीतों शब्द धर्म का अतिदेश 

करते हैं, लिज़बोघक वचनों के पाये जाने से । 
चोदनासासास्याह्रा ७२७४ 

अ्रथवा, स्वरसामत्व सामान्य से, एककपालत्व सामान्य और गअमिक्षा सामान्य से 

लिज्ज के लक्षण का परिग्रह होता है। 
कर्मजे कर्म यूपवत्‌ ॥२८ा॥। 
पूर्व ०--कर्म से उत्पन्न वास श्रादि द्रव्य के श्रूयमाण होने पर कर्म किया जाता 
है, जैसे जोषण भादि जिया के निमित्त यूप से जोषण श्रादि त्रियाएँ ही प्राप्त होती हैं। 
रूप॑ बाश्शेषभूतत्वात्‌ ॥२६॥ 
स्ि०--क्रिया के शेषमूत न होने से वे आकृति अर्थात्‌ जातिबाचक हैं । 
विशये लोकिकः स्थात्सवर्थित्व(त्‌ ॥३०॥॥ 

संशय होने पर लौकिक भ्रग्नि का उपधान समझना चाहिए, क्योंकि लौकिक ग्ररित 

का कोई कार्य निदिष्ट नहों होता । 
न वैदिकमर्थ निर्देशात्‌ ॥३ शा 
स्ि०-- शास्त्र के द्वारा कार्ये का निर्देश होने से वह वैदिक नहीं होता, वैदिक को 


जारे-४] 


भी यदि सर्वार्थ मान लिया जाए तो शास्त्र द्वारा कार्य का निर्देश निरथंक हो जाता है । 
तथोत्पत्तिर्तिरेषां समत्वात्‌ ॥३२॥ 
इतर वैष्णव प्रग्तियों के भी समान होने से उसी प्रकार से उत्पत्ति होती है। 
इनका कार्य भी निदिष्ट होता है । 
संस्कृत स्पात्तच्छब्दस्वात्‌ ॥३३॥ 
पूर्व ०---उपछ्य (११ यूपों में से श्रस्तिम यूप की उपशय कहते हैं) दवव्य संस्कृत 
होने चाहिएँ। यूप शब्द से यूपधर्मों का ग्रतिदेश होता है। 
भकत्या वाध्यजदेषत्वाद्‌गुणानामभिधानत्वात्‌ ॥३४॥ 
सि०--गौण वृत्ति से सूप शब्द का प्रयोग होने से, गुणों का ग्रभिधान न होने से 
तथा यज्ञ के अज्ध न होने से भी यूप के संस्कारों की आवश्यकता है। 
कर्मण: पृष्ठश्ब्दः स्थात्तथाभूतोपदेशात्‌ ॥३५७ 
पुर्व०--पृष्ठ शब्द कर्म का वाचक है, तथा भूत उपदेश होने से यह सिद्ध है। 
अभिधानोपदेशाहा विश्रतिषेधाद्‌ दृ्येणु पृष्ठवाब्द: स्थात्‌ 0३६॥ 
सि०---पुरुषैरुपतिष्ठति' इत्यादि तथा 'श्रप्नि त्वा शुर--इत्यादि ऋष्दव्यों सें 
पृष्ठ शब्द ऋचाशं का वाचक है। वहाँ ग्रात्मनेषद होने से विप्रतिषंध भी होता है। 
॥ इति पूर्वमीर्मासाद्श ने सप्तमाध्यायस्य तृतीय: पादः ॥ 


चतुर्थ: पादः 


इतिकतंव्यताउविषेय जते: पूर्वक्त्वम्‌ ॥१॥॥ 
इतिकर्तव्यता (करने की रीति न बताने ) का विधान न करने से सौययाग में 
पृव॑वत्ता है अर्थात्‌ ब्रन्यत्र विहित धर्मों का उसमें अतिदेश है। 
स लौकिकः: स्याद्दुष्टप्रवृत्तित्वात्‌ ॥२॥ 
पूरब ०--इतिकतंव्यता का उपाय लौकिक होता है, क्योंकि वहाँ प्रवृत्ति --अति- 
देश दृष्ट होता है। 
बचनात्तु ततोष्ल्यत्वभ््‌ ॥३॥ 
प्रत्येक स्थान पर लौकिक इतिक्तेव्यता होती है, ऐसा नियम नहीं है । जहाँ वैदिक 
इतिकतेव्यता के विषय में प्रत्यक्ष वचन हैं, वहाँ वह वैदिकी होती है । 
लिज्ञो न वा नियम्येत लिज्भस्प तद्गुणत्वात्‌ ।था 
सि०--इतिकर्ंव्यता लिजुवाइय से नियम्य हुआ करती है। भ्रयाजादि वैदिक 
प्रपूर्व के गुण होते हैं। जो लिज्ञ होता है, वह उनके गृणवाला होता है। 
अ्रपि वह्यायपूर्वस्वाद्न्र नित्यातुवादबचनानि स्युः ॥५॥ 
पूर्वं०--ऐसे' लिज्लों द्वार बेदिकी इतिकर्तेव्यता नियत नहीं की जा सकती, 
बधोंकि यह श्रन्यायपुर्वक होनी योग्य नहीं । न्‍्यायपूर्वक वचन ही उसका साधक होता है। 
णहाँ पर नित्यानुवाद वचन होते हैं, वहाँ पर ही वेदिकी इतिकर्तव्यता हुआ करती है। 


मीमांसाद्् नम्‌ [जड़ 


मिथो वा बिप्रतिषेधाच्च गुणानां पयार्यकल्पना स्यात्‌ ॥६॥ 

भझौर, लौकिक तथा वैदिक--दोनों इतिकतंव्यताएँ एकसाथ प्रवृत्त नहीं हो सकतीं, 
क्योंकि दोनों का श्ापस में विप्रतिषेघ हो जाएगा। यदि दोनों की सहप्रवृत्ति मानी जाए 
तो एक के द्वारा कर्म निरपेक्ष होता है और दूसरी की प्रवृत्ति प्रतिषिद्ध होते से गुणों की 
यथार्थ कल्पना हो जाएगी। 

भागित्वात्तु नियस्पेत गुणानामभिधानत्वात्सस्वन्धाद्िधानबद्यपा 
घेनुः किशोरेण "७ 

समान भागित्व होने पर गुणों के अभिधान होने से दोनों सें वैदिको इति- 
कतंव्यता हो जाएगी। सोर्यादि में दृश्यमात प्रयाजाबि गुण इस अर्थ में अभिधायक होते 
हैं जैसे कियोर लिज्ठ से घेनु शब्द मोधेतु में दृष्ट-प्रवृत्तिवाला होने पर भी अब्वधेनू का 
भी भागी होता है। 

उत्पत्तीनां समत्वाद्य थथाधिकारं भाव: स्थात्‌ ॥घा 

पूर्व ०--प्रयाज श्रौर अ्रनुयाज ब्रादि की उत्पत्ति के समान होने से अ्रधिकार के 

प्रमाण से श्रस्तित्व होता है। 
उत्पत्तिशेषचचन च विश्रतिषिद्धमेकस्सिन्‌ ॥६॥ 

एक ही वाक्य में प्रधान की उत्पत्ति और अज्ञों का बचन सम्भव नहीं। जो प्रधान 
उत्पन्न होता है, वह भ्रज्ञों की अ्रपेक्षा किया करता है। 

विध्यन्तो वा अकृतिवच्चोदनाया प्रवत्तेंठ तथा हि लिज्धस्थेनम्‌ ॥१०॥ 

दर्शपोर्णमास के समात सौरयेयाग विधि में पुरोडाश आदि सस्पूर्ण सम्बन्ध पाये 
जाते हैं । इससे प्रयाजादि लिज़ुदशन का समर्थन हो जाता है। 

लिज्हेतुत्वादलिड्धो लौकिकं स्पात्‌ ॥११॥ 

सि०--श्रयाजादि वाचक शब्द के श्रवण से बैदिक अ्रभ्युपाय होता है और जहाँ 

कोई लिज् नहीं होता बहाँ लौकिक विधान होता है। 
लिज्जस्य पृ्वंवत््वाच्वोदनातब्दसामान्यादेकेवापि 
निरूप्येत यथा स्थालीपुलाबेच ॥ १ २॥ 

प्रयाजादि लिज्ज के पूर्ववत्व होने से कर्मबोधक विधिपद सामान्य है तथा स्थाली- 

पुलाक न्याय के समान वैदिक इतिकत॑व्यता का निरूपण करता है। 
द्वादशाहिकसहगणे तत्यक्ृत्तित्वादंकाहिकश घिकागसात्‌ 
तदाएपं स्यपादेकाहबत्‌ १३॥॥ 

पूर्व “--अहगेंग नामक याग में द्वादशाह चामक याग के धर्म कर्तव्य हैं, वर्षोंकि 
एकाहिक याग द्वादशाह थाग की विक्ृति हैं। एकाह सम्बन्धी समाख्यान हैं--ज्योति, गौ, 
आयु भ्रादि । ज्योतिष्टोम में जो अधिक धर्मों को प्राप्ति होती है, वह तदास्य है, एकाह के 
झ्षमान। 


लिज्ञाच्च ॥ १४॥ 
प्रमाणों के पाये जाने से भी यही सिद्ध होता है कि द्वादशाह का अनुष्ठात करना 
चाहिए। 


छा४] 


न वा ऋत्वभिधानादधिकानामशब्दत्वम्‌ ४१५४४ 

सि०--द्वादशाह नहीं करना चाहिए, एक्राहिक ही कतेव्य है, क्योंकि चोदक के 
द्वारा द्वादशाह की प्राप्ति होती है श्रौर नामघेय से एकाहिक प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष होने 
के कारण नामधेय चोदक से बलवान्‌ होता है। भ्रधिक आरगम वचन से होता है, नामधेय 
से नहीं। ज्योतिष्टोम में ज्योति ्रादि का अभाव होता है। 

लिड्भ संघातधर्मः स्यात्तदर्थापत्तेद्रे व्यवत्‌ ॥१६॥ 

पूर्व ०--लिज्भू ध्ंघात का धर्म होता है श्रौर द्वादशाह संघात है। भ्र्थापत्ति से 
स्थानी द्वादशाह धर्मों को ग्रहण करता है जैसे ब्रीहि झादि द्रव्य से श्रुतधर्म तत्कार्यापन्‍न 
नीवारों में प्राप्त होते हैं । 

न वार्थधमंत्वात्‌ संघातस्थ गुणत्वात्‌ ॥१७॥ 

सि०--संघात के गौण होने से द्वादशोपसत्व अ्पूर्व >-प्रधान का धर्म है, संघात 

का नहीं। 
श्र्थाप्तेद्रं व्येषु घर्मंलाभ: स्थात्‌ ॥१८॥ 

'द्रव्यवत्‌” यह दृष्टान्त ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार प्रतिनिधिभूत द्रव्यों में 

भ्र्थापत्ति से स्थानी भूत द्रव्यों का भी लाभ हो जाएगा। 
प्रवृत्या नियतस्थ लिज्भूदर्शनम्‌ ॥१६॥ 
मुख्य प्रवृत्ति से नियत का लिजुदर्शन होता है, चोदक की प्राप्ति होने से नहीं ॥ 
विहारवर्शन॑ विशिष्टस्थाना रभ्यवादानां भ्रकृत्यर्थत्वात्‌ १२०७ 
श्रप्रकरण पठितों के प्रकृत्यर्थ होने से विशिष्ट का विहार-दर्शन होता है। 
॥ इतिपूर्वमीमांसादशेने सप्तमाध्यायस्य चतुर्भ:ः पाद: ॥ 
0७इति सप्तमोष्ण्याय:॥ 


अष्टमोष्ध्यायः 


प्रथमः पादः 


भ्रथ विशेषलक्षणम्‌ ॥१॥ 

भ्रब सामान्य अतिदेशनिरूपण के पश्चात्‌ विशेष अतिदेश के लक्षणों का वर्णन 

किया जाता है। 
यस्य लिड्भसर्थसंयोगादभिधानवत्‌ ॥२॥ 

जिस विध्यन्त का कुछ लिज्ञ शब्दगत या श्रथंगत वैक्ृतिकमे-विधि में अथवा 
तद्गुण वाक्य में दिखाई देता है, वह विध्यन्त के साथ अर्थ का संयोग होने से अभिधान की 
भाँति विध्यन्त होता है। 

प्रवृत्तित्वादिष्टे: सोमे प्रवृत्ति: स्पात्‌ ॥३॥ 

पूर्व ०---“ज्योतिष्टोमेन स्वरंकामो यजेत '--यहाँ पर सोम के अज्भ भूत दीक्षणीय 
भ्रादि में प्रवृत्तित्व होने से इष्टि की सोम में प्रवृत्ति होती है, दर्शपौणंमास विध्यन्त प्रवृत्त 
होने से सोम में होता है । 

लिज्धूदशेनाच्च ॥४॥ 
तथा, प्रमाणों के उपलब्ध होने से ऐष्टिक विध्यन्त होता है। 
कृत्स्नविधानाहाः्पूर्वेत्वम्‌ ॥५॥॥ 

सि०--कत्स्न विधान से सोम में श्रपूव॑वत्व होता है । यह विहित इतिकततेंव्यत्ता 

बाला होता है, इसी से अपूर्व है। 
खुगभिघारणाभावस्थ च नित्यानुवादात्‌ ॥६॥ 
स््‌क्‌ के भ्रभिघारण का ग्रभाव नित्यानुवाद होता है, श्रतः सोम अपूर्व होता है । 
विधिरित चेत्‌ ७७ 

दर्शपौर्णमास प्रकृति होने से प्राप्त स्तुक्‌ के अ्रभिघारण का प्रतिषेध करनेवाली 

विधि है, यदि ऐसा कहो तो-- 
न वाक्यशेषत्वात्‌ ॥८॥॥ 

उक्त कथन ठीक नहीं, क्‍योंकि वाक्यशेष होने से यह सिद्ध होता है कि यह विधि 

नहों है । 
शंकते चानुपोषणात्‌ ॥६॥॥ 

दक्शपोर्णमास में नियत उपोषण होता है, परन्तु यहाँ उपोषण न होने से शंका 

जत्पन्न होती है। 


5१] 


वह्यनमेब्टिकाता स्थात्‌ ॥१ ०। 
प्रयाज और गनुयाज ऐष्टिकों का दर्शन लिज़्त्व से आ्रादिष्ट हो जाता है, श्रतः 
सोम का श्रपृव॑त्व होता है। 
इष्टिषु दर्शापूर्णमासयो: प्रवृत्ति: स्थात्‌ ॥१ १00 
इृष्टियों में दर्श तथा पूर्णमास के धर्मों की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि सभी इष्टियाँ 
विध्यान्तापेक्ष हुआ करती हैं। यह सन्देह होता है कि यह वर्शपौर्णमासिक विध्यन्त है या 
सौमिक झथवा केवल दश्ंपौर्ण ग्रासिक ही है। 
पश्नौ च लिझ्लदशंनात्‌ ३१२७ 
प्रमाण-बाक्‍्यों के उपलब्ध होने से पशुयाग में द्शपोणमासिक विध्यक्त ही 
होता है । 
देक्षस्थ चेतरेषु ॥॥१३॥ 
अन्य सवनीय पश्षुयागों में दीक्षा के सम्बन्ध से' दक्ष अग्नीषोसीय याग के घर्म 
प्राप्त होते हैं । 
ऐकादशिनेषु सोत्पस्थ हैरवन्यस्प दश्शनात्‌ ॥१४॥ 
ऐक्ादशिन पशुयाग में सोत्य का विध्यन्त (सवनीय पशुयाग) के धर्मों का अतिदेश 
होता है, दो रशना (रस्सी ) रूप प्रमाणवाक्य के पाये जाने से। 
तत्यरवृत्तिगंणेषु स्थात्मतिपशु युपद्शनात्‌ ॥१५४ 
प्रतिपशु में यूप के दर्शन होने से ऐकादशिन घर्मे की प्रवृत्ति पशुगणों में भी हो 
जाएगी, भरत: ऐकादशिनों का विध्यन्त पश्चुगणों में ही होता है। 
प्रव्यक्तासु तु सोसस्थ ॥१६॥ 
जहाँ देवता वाचक पद का विधान नहीं होता वहाँ सोम का विध्यन्त (सोम के 
भर्मे का अतिदेश) होता है। 
गणेषु द्वादशस्थ ॥ १७ 
अहर्गणों में द्रादशाह याग के धर्मों का श्रतिदेश होता है । 
ग़व्यस्थ च तदादिषु ॥ १८७४ 
संवत्सर सत्रों में गवामयन के धर्मों का अतिदेश् होता है। 
निकायिनां च पू्वस्थोत्तरेष प्रवृत्ति: स्थात्‌ ॥१६॥ ; 
निकाय (निकाय नाम है उन्त धर्मों का जो संघातरूप से एक नियत ऋप में झाते 
हैं) पज्ञों में पहले यज्ञ के धर्मों का पिछले याणों में प्रतिदेश होता है। 
फर्मेणस्त्वग्रवृत्तित्वात्फलनियमकतृसमुदायस्थानन्वधस्तदूवन्धनत्वास्‌ परगा 
सोर्य-यागरूपी कर्म की प्रवृत्ति न हीने के कारण तथा फल, नियम, कर्ता तथा 
क्रभुदाय भादि का उससे सम्बन्ध होने के कारण फलादि की अप्रवृत्ति है, उनका ग्रतिदेश 
हही होता । कर्म विच्यल्त-अवृत्त नहीं होता, विध्यन्त से धर्म प्रवृत्त होते हैं । 
अबृत्तो चापि तादर्ध्यात्‌ ॥२ १॥॥ 
फर्म का उपकार करने के लिए ही धर्मों की प्रवृत्ति हुआ करती है। फल पुरुष का 


सीमांसादशनम्‌ [छा 


उपकार'करता है, कर्म का नहीं। फल को पुरुषार्थ कहा भी गया है! इसी प्रकार नियमादि 
भी कम के धर्म नहीं होते । 
श्रथ्वतित्वाच्च २२॥। 
प्रधात का अतिदेश कथन करने के लिए कोई शास्त्रीय प्रमाण भी नहीं है । 
गुणकामेष्वाशि तस्वात्प्रवृत्ति: स्थात्‌ ॥२३॥ 
गोदोहन भ्रादिरूप गुणों की प्रणयनाश्रित होने से प्रवृत्ति होती है। 
निवृत्तिवाँ कर्ममेदात्‌ ॥२४॥ 
कम का भेद होने से गोदोहन श्रादि की निवृत्ति हो जाती है। 
श्रषि वाउ्तहिकारत्वात्कस्वथंत्वात्‌ प्रवृत्तिः स्पात्‌ ॥२५॥ 
ऐसे स्थलों में तद्विकारत्व न होने से प्रवृत्ति भी हो जाया करती है, जैसे खदिर 
ऋतु के लिए ही विकार है, प्रतः यह ऋत्वर्थ ही होता है। 
एककर्मणि विकल्पो5विभागो हि चोदनेकत्वात्‌ ॥२ ६॥ 
एक विधिविहित होने से सोयंयाग एक अ्रविभक्त कम है। एक करे में समुच्चम 
सम्भव नहीं किन्तु विकल्प होता है । 
लिज्जसाधारण्पाहिकल्पः स्पात्‌ ॥२७॥ 
बूबें «--उभयत्र ओषधिद्रव्यरूपलिज्ध साधारण होने से विकल्प होता है। 
एकार्थ्याद्व नियम्येत प्वेवत्वाहिकारों हिं।२८॥ 
सलि०--अ्राग्तेय श्रोर सौयें--दोनों एक देवतत्त्व के लिज़ होते से नियम्य हो 
जाता है कि भाग्मेय है, पूर्ववत्व होने पे विकार है। सौर पूर्ववान्‌ है। सभी विक्ृतियाँ 
पूरबंबती होती हैं। 
अश्रुतित्वान्नेति चेंत्‌ ॥२६॥ 
एकत्व श्रूयमाण नहीं होता, यदि ऐसा कही तो-- 
स्थाल्लिद्धाभावात्‌ ॥३०॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वाक्यशेष में एकत्व के लिज्भ होने से यहाँ पर एकत्व 
फी व्यवस्था है। 
तथा चास्यार्थ दर्शन ३ १४ 
इसी प्रकार अनुवाक में भी एकत्व का श्रवण होता है। 
विप्रतिपत्तो हृविषा नियम्येत कर्मणस्तदुपास्थत्वात्‌ ॥३२॥ 
देवता-सायान्य भौर हृवि-सामान्य---इन दोनों में कौन विज्वेप बलवान है, ऐसी 
शंका होते पर हवि से विध्यन्त को नियम्य करना चाहिए, क्‍योंकि देवता हवि की श्रपेक्षा 
बहिरज है भोर कर्म भ्रन्तरज्ध है । 
तेन च कमंसंयोगात्‌ ३३७ 
और, उस हवि से कम का संयोग होता है, भ्रतः हृथि प्रधान शब्द है। 
गुणत्वेन देवताश्रुति: ॥३४॥ 
याग में देवता का अवण ग्रुणभूत होता है । देवता तो आहुतियां देते नहीं । द्रब्ब 
की आाहुतियाँ दी जाती हैं, श्रत: हृवि सामान्य ही बलवान्‌ होता है। 


झा१-२] 


हिरष्यमाज्यघमस्तेजस्त्वात्‌ ॥३५॥ 
पुबं०--कृष्णल (सोने के छोटे-छोटे टुकड़े जिनकी झाहुति दी जाती है) चरु में 
श्ाज्य धर्मों का अतिदेश है, क्योंकि स्वर्ण श्रौर श्राज्य में तेजस्वितारूप समान धर्म पाया 
घाता है। ख 
घर्मानुप्रहाच्च ॥३६॥ 
तथा, हिरप्प--सुवर्ण में श्राज्य के और भी बहुत-से धर्म पाये जाते हैं। 
औषध चा विशदत्वात्‌ ॥३७॥ 
भ्ौषध का हिरण्प में विध्यन्त होता है, क्योंकि दोनों में विशदत्व--कठिनत्वादि 
भर्म विद्यमान रहते हैं। 
चरुशब्दाच्च ॥३८॥ 
प्रौर, चरु शब्द श्रौषध का प्रापक है, अ्रतः श्रोषध का लिज़ बलवान्‌ है। 
तस्सिकव अ्पणथ्रुतेः ॥३९॥। 
तथा, उस आज्य में दर्शपोणेमासिक श्रवण सुना जाता है, अतः हिरण्य में प्रोषषि 
के धर्मों का अतिदेश है । 
सधूदके द्रव्यसाभस्यात्ययोविकारः स्यात्‌ धरना 
मधु भौर उदकर-जल में दुध के घ॒र्मो का अतिदेश है, व्योकि दोनों में द्रवत्व की 
समानता है। 


प्राजयं वा बर्णसासास्यात्‌ ॥४१॥ 
सि०--वर्ण की समानता होने से मधु भ्लौर उदक में झआज्य--घृत के धर्मों का 
प्रतिदेश होता है। 
चर्मानुग्रहाच्च ॥४२॥ 
शोर मधु तथा उदक के बहुत-से उत्पवन (शोधन) आ्रादि भ्राज्य के धर्म नहीं 
होते । पथ के दोहन झ्रादि धममें मधु और उदक में नहीं पाये जाते । 
पर्वस्थ चाविद्विष्टल्वात्‌ ॥४३॥ 
पहले जो द्रवत्व सामान्य बताया गया है, वह अवशिष्ट होता है । प्राज्य के गर्म 
करने से उसमें द्रवस्व भ्ाता है, भ्रत: मधु और उदक में ग्राज्य के धर्मों का ग्रतिदेश है, पय 
के धर्मों का नहीं । 
॥ इति पूर्वमीमांसादक्नेः््टमाध्यायस्य प्रथमः पाद: ॥ 


द्वितीय: पादः 


वाजिने सोमपूर्देत्वं सौत्रामण्यां ग्रहेषु ताच्छब्यात्‌ ॥ १॥॥ 
पुर्वे०---वाजिन्‌ और सोत्रामणी याग में ग्रह नामक पात्र में सोस के धर्मों का 
प्रतिदेश है, सोम शब्द के श्रूयमाण होने से । 
अ्रनुवषटकाराज्च ७२॥॥ 
श्रनुवषट्कार का प्रयोग भी सोम के धर्मों को दिखलाता है। 


मीमांसादर्शनम्‌ [जार 


समुपहय भक्षणाच्च ॥ शा 
समुपहृत करके सोम का मक्षण करना सोम का धर्म है, उप्ती प्रकार के भक्षण का 
निर्देश यहाँ भी है। 
क्रमणश्रपणपुरोरुमुपयामग्रहणासादनवासोपनहनऊ्च तद॒त्‌ ।ए४॥ 
तथा, क्रयण, श्रपण, पुरोरुक्‌, उपयाम, ग्रहण, आसादन, वासोप और नहन--ये 
सभी धर्म सुरा के समान सोम में मी होते हैं, श्रत: वाजित्‌ श्रौर सौन्नामणी में सोम धर्मों 
का प्रतिदेश है। 
ह॒विषा वा नियम्पेत तद्विकारत्वात्‌ ॥५॥ 
सि०--वाजिन्‌ और सोत्रामणी यज्ञ दर्शपौरणणंमासिक याग के विकार होने से उनमें 
दर्शपौर्णमभासिक विध्यन्त होता है। 
प्रशंसा सोमशब्बः ॥९६॥ 
यहाँ सोम शब्द प्रशंसा के अ्रथंवाला है, विध्यर्थवाचक नहीं, क्योंकि विधायक का 
प्रभाव है। 
वचनानीतराणि ॥७ 
प्राप्ति का प्रभाव होने से प्रन्य वचन बाचनिकरूप में विधीयमान हैं । 
व्यपदेशवच तद्॒त्‌ ॥८।ा 
और, जो व्यपदेश्न होता है, वह भी उत्ती के समान हुआ करता है। 
गुरोडाक्षस्यथ च लिज्भृदशनस्‌ ॥&६७ 
पशुओं के पुरोडाश का निषेष है, क्योंकि ऐब्टिक घर्म का पतिदेश में लिख है। 
पशु: पुरोडाशविकार: स्पाद्देदतासासान्यात्‌ ॥१०७ 
पूबे ०--पशुयाग पुरोडाश् के घर्मेबाला है, क्योंकि दोनों का देवता समान है। 
प्रोक्षणाच्च ॥ १ १॥ 
और, पुरोडाश की भाँति पद्मु का भी प्रोक्षण होता है, इस हेतु से भी सिद्ध है कि 
पुरोडाश के घर्मों का पशुयाग में भ्रतिदेश है । 
पर्यग्निक रणाच्च ॥१२७ 
पर्य्तिकरण भी पुरोडाशश का एक घम्मे है और वह पशुयाग में भी देखा जाता है, 
अत; पशुयाग पुरोडाश का विकार सिद्ध होता है । 
सान्‍्नाय्ष वा तत्प्रभवत्वात्‌ ॥ १३४ 
सि०-अग्नीषोमीय पशुयाग में सान्‍्ताय्य के धर्मों का अतिदेश होता है, पुरोडाश 
के धर्मों का तहीं। 
तस्थ च पात्रदर्शनात्‌ ॥ १४॥ 
सान्नाय्य ह॒विए्‌ में जैसे पात्र की आ्रावश्यकता होती है, वैसे ही पशु के खाने झादि 
के लिए पात्र की भ्रावध्यकता होती है, अ्रतः सापन्‍्नाय्य धर्म पशुयाग में कर्तव्य हैं, पुरोडाध्ष 
में नहीं। 


ढ२] 


द्तः स्थान्मूतिसामान्यात्‌ ॥ १४॥॥ 
पूरब ०--धनत्व सामान्य धर्मे के कारण सान्नाय्य धर्मवाल्े पद्युयाग में दबि के 
धर्मों का ग्रतिदेश है। 
पयो वा कालसामान्यात्‌ ॥१६॥ ५ 
सि०--पदु और पयः--दोनों में सद्य: कालतारूप धर्म समान है। इस काल की 
प्रमानता से पयः ही पशु को विक्ृत करता है, दधि नहीं । 
पद्चानस्तर्यात्‌ ११७॥ 
तथा, पशु से पयः का भ्रानत्तयं भी होता है। पय: दि से श्रच्तरजु है। 
अचत्व॑ चाविश्विष्टम्‌ ॥१८॥ 
पश्ु और पय: दोनों में द्रवत्वरूप धर्म समान है। 
आमिक्षोभयभाव्यत्वादुभयविका रः स्थात्‌ ॥ १९॥॥ 
पुर्वे०---अमिक्षा दूघ और दही दोतों के मिलाने से बनती है, श्रत: उसमें दूध 
प्रौर दही दोनों के घममे करतंव्य हैं। 
एक वा चोदनंकत्वात्‌ ॥२०॥ 
सि०--दोनों में से एक के धर्म का अ्तिदेश माचना योग्य है, एक विधि-विहित 
होते से। 
बचिसंघातसामान्यात्‌ 0३ ह॥ 
पूर्व ०--दधि के धर्मों का प्रतिदेश करना चाहिए, क्योंकि दथि और आ्रामिक्षः 
शौतों में घनत्व समान रूप से पाया जाता है। 
पयो वा तत्धानत्वाल्लोकबहृध्नस्तदर्यत्वात्‌ २२॥ 
सि०--आमिक्षा याय में पयोयाग के धर्मों का अतिदेश होगा, क्योंकि आमिक्षा में 
हुप की प्रधानता है, न कि दही की । लोकव्यवहार में भी थोड़ा-सा दही जो खाने के काम 
है हीं भ्राता, वह दही बनाने के लिए पर्याप्त होता है। 
धर्मानुप्रहाच्च ॥२३॥ 
प्रौर सद्य:कालतारूप धर्मानुकूल होने से भी पयोधर्म का आमिक्षा में अतिदेश है। 
सत्रमहीनतच हादशाहस्तस्पोभयथा प्रवृत्तिरंककर्म्यात्‌ ॥२४१ 
पूर्व ०---द्रादशाह--सत्र श्र अहीन दोनों संज्ञाओं दाला है। उस (द्ादशाह) 
की दोनों प्रकार की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि एककर्म्यंता दोनों में होती है । 
भ्रपि वा यजति श्रुतेरहीनभुतप्रवृत्ति: स्पात्पकृत्या चुल्पशब्दत्वात्‌ ॥२५७ 
सि०--जहाँ 'यजति' पद का प्रयोग होता है, वे 'प्रहीन' होते हैं.और उनमें श्रद्वी नों 
कै धर्म का अतिदेश होगा । द्वादश्ाहरूप प्रकृति के साथ भी समान बब्द ही होता है। 
द्विराजादीनासेकादशरातरावहीनत्वं यजति चोदनात्‌ ॥२६॥ 
द्विरात्र श्रादि याग एकादक्रात्र से अ्हीन होते हैं। वहाँ पर प्रहीनभूत की प्रवृत्ति 
होती है, क्योंकि उनकी प्रेरणा 'यजति' शब्द से की जाती है। 


मीमांसादझ्शनम्‌ [दारनरे 


अयोददारात्रादियु सतरभुतस्तेष्वासनोपायि चोदनात्‌ ॥२७॥ 
अयोदशरात्र श्रादि सब्र हैं, बयोकि उनमें 'अ्रासन', 'अपायि' भ्रादि शब्दों का प्रयोग 
हुआ है, भरत: इनमें सत्र के धर्मो का भ्रतिदेश होगा। 
लिझड्भनच्च ॥२८॥ 
तअयोदशरात्र भ्रादि सत्र हैं, इस बात को सिद्ध करने के लिए प्रमाण भी उपलब्ध 
होते हैं। 
अन्यतरतो5तिरात्रत्वात्यअचदरज्ञातस्पाहीनत्वं फुण्डपायिनाभयमस्प चल 
तद्भ्तेष्वहीनत्वस्थ दर्शनप्त्‌ ॥२६॥॥ 
पूर्व ०--पञ्चदशरात्र और कुण्डपायिनामयन--ये दोनों ग्रहीन हैं, अतः इनमें 
पह्दीनों के धर्मों का अतिदेश है। भ्रन्यतर से श्रतिरात्र भूतों में श्रहीतत्व श्रुयमाण होता है । 
श्रहीनवचनाच्च (३० 
“अहीन' वचन के पाये जाने से भी पछचदशरात्र भ्ादि श्रह्दीन ही हैं। 
सत्रे वोपाधिचोदनात्‌ ॥३१॥ 
सिं०---श्रपानि' शब्द का विधान उपलब्ध होने से पझ्चदशरात्र श्रादि सन्र हैं, 
भ्रह्दन नहीं । 
सत्रलिड्भः च दर्शयति ॥३२॥ 
तथा, लिज्भु--प्रमाण भी यही सिद्ध करते हैं कि पठ्चदश्वरात्रादि सच्र हैं । 
॥ इति पूर्बेसीसांसावशने5ष्टमाष्यायस्प द्वित्तोय: पादः ॥॥ 


तृतीयः पादः 


ह॒विगंणे परमुत्तरस्य देशसामान्यात्‌ ॥१॥ 
पूर्व ० --ह॒विगंण में उत्तर अस्नीषोमीय का पर-शुचि देवता विकार होता है। देश 
की समानता होने से पूर्ब-पूर्व का विकार होता है । 
देवताया नियस्येत शब्दवस्वादितरस्याभतित्वात्‌ ॥२ 
सि०--देवता से तियम होता है, क्योंकि देवता में शब्दत्व है। देश--क्रम से 
नियम नहीं है, क्योंकि क्रम शूयमाण नहीं है । देवताओं का आदर झौर क्रम की प्रवहेलता 
करनी चाहिए। 
गणचोदनायां यस्य लिज्भ' तदाबृत्तिः प्रतोयेताग्नेयवत्‌ ॥॥३॥॥ 
पूर्व ०--गणचोदना --विधान में जिसका लिज्ञ होता है, उसी की भरावृत्ति चोदना 
सामान्य होने से भार्तेय की भांति होती है । प्राग्तेय का जैसे विध्यन्ताभ्यास होता है, वेसे 
ही यहाँ भी हुप्रा करता है। 
नानाहानि वा संघातत्वात्‌ प्रवृत्तिलिज्धो न चोदनात्‌ ४७ 
सि०--यागों का ग्रुण संघाव होता है, उस गुण से भिन्‍्न-भिलन ग्रहों का जा धर्म 
है, वह प्रतिदष्ट किया जाता है। सप्तरात्र में चोदना छ़े प्रवृत्त द्वादशाहिक चार हैं, उ् 
अनूदित करके जिवृत्‌ किया जा सकता है। 


5 । ७८९ 


तथा चान्यार्थदर्शनम्‌ ॥४॥ 

“र्ग४ च्ियृत्‌ श्रभ्यास होता है तो सभी भ्रम्तिष्टोम हो जाएँगे'-.ऐसा मानने पर 
प्रन्य भ्र्थ की उपलब्धि होती है। 

कालास्यासे5पि बादरिः कर्ममेदात्‌ ॥६॥ 

पु ०---कहीं-कहीं कर्मविशेष में काल का श्रम्यास्त श्रूयमाण होता है, वहां 
हादशाहिकों की ही कर्मभेद से प्रवृत्ति होती है, यह श्राचार्य बादययण का मत है। 

तदावृत्ति तु जेमिनिरह्वामप्रत्यक्षसंख्यत्वात्‌ ।७॥ 

सि०--आताय जेमिनि पडह की आवृत्ति भानते हैं, क्योंकि चौबीस दिनों की 

संख्या परप्रत्यक्ष है । 
संस्थागणेष्‌ तदभ्याततः प्रतोयेत कृतलक्षणप्रहणात्‌ ॥८॥ 

पुर्वे०--ज्योतिष्टोम की संष्याओं में ज्योतिष्टोम का अम्यास प्रतीत होता है, कृत 
नामक ज्योतिष्टोम का ग्रहण होने से । 

भ्रधिकाराहा प्रकृतिस्तद्ि शिष्टा स्पाद्भिधानस्थ तन्निमित्तत्वात्‌ ॥६प 

सि०--विघान के द्वारा भ्रधिकृत होने से श्रकृृति तद्विश्चिष्ट (द्वादश्ाहिक संस्था 
विद्विष्ट) होती है। धर्निष्टोम भ्रादि प्रभिषान संस्था-निमित्त हैं, ज्योतिष्टोम के झ्मि- 
घायक नहीं । 


गणादुपचयस्तत्परकृतित्वात््‌ 0१०७ 

पुर्व ०--द्वादशाह गण होने से उपचय (मन्त्र बढ़ाना) घर की प्राप्ति होती है, 

क्योंकि शतोक्थ्य को प्रकृति द्वादशाह के समान है। 
एकाहाहा तेषां समत्वात्य्यात्‌ ॥११॥ 

सि०--्षतोक्थ्य श्रोर दादशाह--दोनों में समानता होने से एकाह ज्योतिष्टोम 

से उपचय होता है। 
ग्रायत्रौष्‌ प्राकृतीनामबच्छेद: प्रवस्यविकारात्संस्यात्वादस्विष्टेस- 
चदव्यतिरेकात्तदसख्यत्वम्‌ ॥ १२७ 

पूर्व ०--गायत्रियों में अ्रिष्टुपू, जगती इत्यादि भ्रकृत्तियों का अवच्छेद (अक्षर- 
ज्ोप)होता है, प्रकृदि का प्रधिकार होने से । गायत्री में चौबीस ग्रक्षर की संख्या होती है,, 
इप संख्या का कभी व्यभिचार नहीं होता (गायश्री में सदा चोबीस ही श्रक्षर होते हैं) । 
भ्रश्यतिरेक के कारण, भ्रग्निष्टोम की भाँति गायन्नी का आख्यत्व होता है। 

तन्नित्यवच्च पृथक्सतीषु तहचनात्‌ ॥१३॥ 

ओर, गायत्री की अपेक्षा से भिन्‍न संख्यावाची तरिष्टूपू, जगती श्रादि में नित्य 

इक्पावाचक गायत्री वचन है । 
न विश्ञती दश्षेति चेत्‌ ॥१४॥ 
बीस संख्या में दस संख्या नहीं, यदि ऐसा कहो तो-- 
एकसंख्यमेव स्यात्‌ ॥१५॥॥ 

उत्त कथन ठौक नहीं, क्योंकि फ़िर तो एक संख्या में हो सब का समावेद्य हो 

ब्राएगा। 


छ९० मीमांसांदर्शनम्‌ [पा३ 


गुणाद्दा द्व्यशन्द: स्यादततवंविषयत्वात ३१६७४ 

सि०--गुण होने से गायत्री क्षब्द चोवीस भ्रक्षस्युक्त द्रव्य--ऋचा का वाचक 

है। यह संख्या नहीं है, सवंविषयक न होने से । 
गोत्ववचच समन्वय: ॥१७॥ 

“गौ! शब्द ग्रमत करने (जाने) वाले सभी सामान्य द्वव्यों का बाचक हो सकता है, 
परन्तु उसका समन्वय गलकम्बलवाली गो में ही होता है, इसी प्रकार गायत्री भी ऋग्वचन 
में ही संगत होती है । 

संख्यायाहच दाब्दवत्त्वात्‌ ॥ १५॥ 
और, चोबीस संलखूयावाचक “चतुविश' श्षब्द है, उक्त संख्या शब्दवाली हे । 
इतरस्पाथुतत्वाज्य ॥ १६॥ 

इतर जो ऋग्वेदादि की ऋचाएं हैं, उनकी श्रुति न होने से भी गायत्री झब्द 
परथंवान्‌ है। यहाँ संख्या का कोई प्रयोजन नहीं है, झतः गायत्री ऋचाश्ों का ही प्रामम 
करनः चाहिए। 

डव्यान्तरेधनिवेज्षादुस्ध्यलोपैबिशिष्टं स्थातू 8२०४ 

अत्निष्टोम शब्द का किसी भी द्र॒व्यान्तर में शिव न होने से, यह केवल 
अ्रश्निष्टोमान्तता को बतलाता है | उक्ध्यलोप के बिता द्वादशा/हिकों की अग्निष्टोमान्तता 
नहीं होती, झत : उक्ध्यलोप भवद्य होना चाहिए | 

धरन्नास्त्र लक्षणत्वाज्च ॥२१॥ 

गायत्री शास्त्रलक्षणा है भौर 'शतारिविष्टोम' में उस्थ्यस्तोत्र अद्यास्त्र लक्षणवाले 

हैं, भतः प्रशास्त्रलक्षणत्व होने से वे मायत्री का बाघ यहीं कर सकते । 
उत्पत्तिनामघेयत्दाव्‌ भक्‍त्या पृषक्सतीयु स्थात्‌ ॥२२७ 

ऋचा का नाम गायत्री है भौर यह स्वधावसिद्ध है, भ्रत: जगदती प्रादि में गायत्री 

झब्द का भ्रयोग गौणवृत्ति से ही होता है। 
वचनमिति चेत्‌ ॥२३॥ 

जहाँ विधि है, वहां शब्दा् से व्यवहार होता है, प्रतः यहाँ पर संख्या में ग्रायत्री 

है, यदि ऐसा कहो तो-- 


याव६ रूस धरदा 

उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि कह एक ही स्थान में संख्या भ्रयेवाला दै, भनन्‍्यत्र 

नहीं । लक्षणा से कहना भी उचित नहीं। 
झपूर्वे च विकल्पः स्याध्यदि संख्याविधानम्‌ 0२५७ 

यदि संख्या में गायत्री शान्द का विघान माना जाए दो प्रकृतिभूत दक््षपोणंमास में 

आसत्री का विकल्‍प मानना पड़ेगा, प्रतः संस्था विधान उचित नहीं । 
ऋग्गुणत्वान्नेति चेत्‌ ॥२६॥॥ 

ऋग्गुण होने से प्रकृति में विकल्प होता है, यदि ऐसा वट्ो तो भी ठीक नहीं, 

क्योंकि ऋग्गुण उपसंगृद्दीत दोता है। 


चाह-४] ७९१ 


तथा पूर्व वति स्पात्‌ ॥२७॥ 
जैसे अ्पूव॑ में होता है, वैसे ही पुर्ववान्‌ प्रकृतिभृत 'बृहस्पति' भी सबमें हो जाएगा ॥ 
गुणावेशइच सर्वत्र ॥२८॥ 
और, गुण चौबीस संख्या का तो सर्वत्र आावेश होता है। (सूत्र में 'च' का भ्रयोग 
“तु! के स्थान पर होने से संख्याभिधान गायत्री शब्द में प्रकृति गायत्रियों का भ्रागम प्राप्त 
नहीं होता । 
निष्पन्नग्रहणान्नेति चंत्‌ ॥२६॥ 
गायत्री शब्द रूढ़िझप में ग्रहण होता है, यदि ऐसा कहो तो-- 
तथेहापि स्थात्‌ ॥३०॥ 
उस भ्रमाण से यहाँ भी हो जाता है। 
यदि बएविशये नियम: प्रकृत्युपवन्धाच्छब्देष्वपि प्रसिद्ध: स्थात्‌ ॥३१॥॥ 
यदि असंध्षय में भी प्रकृत्युपवन्धन (प्रतिदेश-शास्त्र के अनुग्रह) से अगायत्री में 
गायत्री शब्द की कल्पना करनी पड़े तो कुशों में शर शब्द कौ कल्पना करनी चाहिए। 
दृष्ट: प्रयोग इति चेत्‌ ॥३२0 
चौबीस प्रक्षरणत संख्या में गायत्री शब्द का प्रयोग देखा गया है, उससे कल्पना 
की जा सकती है, यदि ऐसा कहो तो-- 
तथा इरेष्वपि ॥३३॥ 
उसी प्रकार “शर' शब्द का प्रयोग भी कृशाप्रों में देखा जाता है । 
भष्त्पेति चेत्‌ ॥३४॥७ 
'श्वर झन्द का प्रयोग सक्षणावृत्ति से होता है, यदि ऐसा कहो तो--- 
तथेतरस्मिन्‌ ॥३४५॥ 
उसी प्रकार से इतर में भी ऐसा ही होता है, भ्र्थात्‌ गौणवृत्ति से प्रयुक्त गायत्री 
पाब्द स्वार्थ में वर्तमान रहते हुए तत्सदृज्ञ का गमन करता है। इससे यह सिद्ध है कि संख्या 
मैं गायत्री श्षब्द नहीं प्राता, ऋचा में हो प्राता है। 
अर्थस्य चासमाप्तत्वास्त तासामेकदेश्े स्थात्‌ ॥३६॥ 
विष्ठुप्‌ भोर जगती प्रादि के एक देश में प्र्य की समाप्ति न होने से, उनके एक 
हैषा में गायत्री वाब्द का प्रयोग नहीं होता । 
॥ इति पृव॑ंीमांसादर्दानेःण्टडभाष्यायस्थ तृतोयः पाद: ॥ 


चतुर्थ: पादः 


दर्बिहोमों यज्ञाभिधानं होससंयोगात्‌ ॥१॥ 
सि०--दविहोम' यज्ञ का नाम है, होम के संयोग से ! 
स लोकिकानां स्यात्‌ क्तुस्तदाख्यत्वात्‌ ॥२॥ 
पूर्व ०---दविहोम” लोकिक कर्मों का नामधेय होता है, क्योंकि लौकिक कर्मों में 
हमे कर्ता का स्मरण होता है। 


७९२ मीमांसादर्शनम्‌ [एड 


सर्वेषां वा दर्शनाहास्तुह्ोमे ॥४३॥॥ 
स्ि०--दविहोम' लोकिक प्रोर वैदिक--दोनों प्रकार के कर्मों का नाम होता 
है। “अष्टक' लौकिक होम है प्रौर “वास्तुहोम' वैदिक । 
जुहोतिचोदनानां वा तत्संयोगात्‌ ॥४;॥ 
होम शब्द का संयोग होने से 'दविहोम” नाम होम का है, याग या यज्ञ का नहीं । 
याग के लिए 'यजति' झन्द आता है। होम वह है जिसमें अग्नि में श्राहतियाँ डाली जाती 
हैं, यह श्र है 'जुहोति! शब्द का। 
द्रव्योपदेशादा गृणाभिषान स्थात्‌ ॥५॥ 
पूर्वे०--दवि से होम'--इसमें द्वव्य का उपदेश्ष होने से यहाँ गुणविधि है, इसे 
कर्माभिधान कहना उचित नहीं । 
न लौकिकातामाचारपग्रहणत्वाच्छव्दवर्ता चास्यायेविषानात्‌ 0६७ 
सि०--लौकिकों के आचार से गृहीत दवि होती है प्रौर जो श्रोतकर्म होते हैं; 
उनके भी ग्रन्य होमार्थ पात्र कहे गये हैं, क्योंकि वहाँ श्रुवा प्रादि का विधान होता है, झतः 
दविहोम को गुणविधि कहना उचित नहीं । 
वर्शनाच्चान्यपात्रस्य ॥७॥ 
“दबिहोम! में प्रन्य पात्रों का दर्शन होने से भी यह गृणविधि नहीं है । 
तथार्निहविषो: ॥द॥ 
जिस प्रकारपात्र कार्यों में दवि पृज्यमान नहीं है, वेसे ही श्रग्नि-हवि के कार्य में 
भी 'दवि' का निवेक्ष नहीं होता । 
उक्तब्चार्यश्सम्वन्धः ॥६॥॥ 
अ्रग्ति के कर्म में दवि का उपदेश नहीं होता, क्योंकि प्रन्‍्य द्रव्य प्रश्ति के दहन, 
पचन, प्रकाशन भ्रादि कार्य करने में प्रसमर्थ होता है, श्रतः गुणविधि नहीं है । 
तस्मिन्सोमः प्र चर्चेताव्यक्तत्वात्‌ करना 
पूबं ०- -दविहोम में सोमिक विध्यन्त (सोम के धर्मों की प्रवत्ति) है, अव्यक्तत्व- 
रूप समानता होने से । (सोम ग्रव्यक्त चोदनावाला है, यह भी उसी प्रकार का है। ) 
न वा स्वाहाकारेण संयोगाद्‌ वषट्फारस्थ घ॒ निर्देशात्तन्त्रे तेच विप्र तिषेघात्‌ ॥११॥ 
लि०--दरविहोम में सौमिक विध्यन्त कहना उचित नहीं, क्योंकि दविहोम स्वाहा- 
कार से संयुक्त होते हैं भर तन्त्र में सोमिक में वषट्कार का तिर्देश होने से विश्रतिषेष् हो 
जाता है। दर्विह्ोसों को भ्रपुर्व मान लेने से यह्‌ विरोध नहीं होता । 
शब्दान्तरत्वात्‌ ॥ १२७ 
भिन्‍न-भिन्‍न श्षब्दों के होने से भी दविहोम में सौमिक घर्मो की प्राप्ति अगुक्त है । 
सोम 'यजति' चोदनावाला होता है श्रौर द्विहोम 'जुहोति' चोदनावाले हैं। 
लिखूदर्शताज्च ॥ १३॥ 
प्रौदुम्बरी होम में स्वाह्यकार के लिज्ञ के देखे जाने से भी यहाँ सौसिक विध्यन्त 
नहीं होता, यदि सौमिक विध्यन्त होता तो बधट्कार होना चाहिए था। 


| ७९३ 


उत्तराषंस्तु स्वाहाकारों यया साप्तदव्यं तत्राविश्रतिषिद्धा पुन: प्रवृत्तिलिड्र- 
वहानात्पशुबत्‌ ॥ १४॥ 

भ्राक्षेप--स्वाह्मकार-विधि उत्तराध (विश्वति के लिए) होती है। जैसे साप्तददय- 
याचक्‌ मित्रविन्दादि विक्ृत्ति में सस्निविष्ट होते हैं, वेसे ही सोमिक धर्म कौ प्रवृत्ति का 
प्रतिषेष नहीं होता तथा लि७झज्ूभूत वाक्य के दर्शन से पशुदेयक याग में पुन: प्रवृत्ति 
होती है। 

भ्रनुत्तराणों वाब्थ॑वत्त्वादानर्थक्याद्धि प्रापस्यस्योपरोथ: स्थात्‌ ॥ १ श॥ 

सम्रा०-- स्वाह्कार विधि झनथेक होने से प्रकृतिभिन्‍्न के लिए: नहीं है। अनर्थक 

होने से प्राकृत का उपरोध अर्थात्‌ वषटुकार का बाघ हो जाता है। 
न प्रकृतावपीति चेत्‌ ॥१६७ 

भ्रक्षेप--प्रकृतिभूत नारिष्ट होमादि में स्वाहाकार का सन्निवेश नहीं है, यदि 

ऐसा कहो तो-- 
उक्त समवाये पारदोबंल्थ्म्‌ ॥१७॥ 

समा०--उक्त कथन ठीक नहीं क्योंकि पहले (३.३. १४) कहा जा चुका हैं कि 

जहां-जहाँ श्रुट्यादि का समवाय होता है, वहां 'पर' का दौबव॑ल्य होता है। 
तत्चोदना वेष्टे: प्रवृत्तित्वाद्िधिः स्थात्‌ ॥ १८३ 

पञ्नान्तर का उत्थापक सूत्र--दविहोम की चोदना समस्त दर्पौर्णमास इष्टियों 
में प्रवृत्त होने से भग्निहोत्रादि में नारिष्टहोम प्रवर्तक विधि प्राप्त हो जाती है जो जिसका 
धर्म देखा गया है, उसकी भरदृश्यता होने पर उसका प्रनुमान कर लिया जाता है। 

अब्दसासर्ब्याब्च ॥१६॥॥ 
चोदना +- विधि की समानता होने से धर्मकी प्राप्ति होती है, इसमें शब्द-सामर्थ्य 


ही हेतु होता है। 
लिड्ंदर्शनान्न ।२०१६ 
प्रौर, प्रमाण पाये जाने से भी उनकी प्रवृत्ति होती है। 
सत्राभावस्य हेतुत्वादुगुणारवें स्थाददर्शनम्‌ ॥२१७ 
उत्पाधित पक्षान्तर का ख़ण्डल--व्यम्वकों के अश्रतिष्ठत्व के उपपादन के लिए 
धष्यादि के प्रभाव को हेतुत्व कहा जाता है। इस अभाव के हेतु होने से ह॒विहम में नारिष्ट 
हौों की प्रवृत्ति नहीं होती । 
विधिरिति चेत्‌॥२२श॥। 
यह इध्मादि का प्रतियेघ करनेवाली विधि है, यदि ऐसा कहो तो--- 
न वाब्यश्षेषत्वाद गुणायथें व समाधान नानात्वेमोपपयते | ॥१३॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि इसकी विधि प्रन्य कही गई है, यहाँ उसका वाक्य- 
कैच है। यदि इन्हें विधियाँ कत्पित किया जाए तो फिर पृथक्‌ वाबय होंगे झौर व्यवहित 
कशपता हो जाएगी । भ्रनुवादरवरूप होने से उत्का विधायकत्व नहीं होता। 


छ९ड भीमांसादर्शनम्‌ [दा 


येषां बाष्परयोहों सस्तेषां स्पादविरोधात्‌ ॥२४॥ 
पूर्व ०-- जिन यागों की अपर पनग्नियों में होम होता है, उनकी प्रवृत्ति हो जाएगी 
क्योंकि वहाँ कोई विरोध नहीं होता । 
तत्रौषधानि चोचचन्ते हानि स्थानेन गम्येरन्‌ ॥२५॥ 
सि०--दर्विद्ोम में श्रोषधि द्रव्य भ्रीहि भादि विधीयमान हैं, प्रत: उपर्युक्त कथन 
ठीक नहीं । वे द्रव्य स्थान से गम्यमान होते हैं, अतः उनकी प्रवृत्ति में कोई प्रयोजन नहीं 
होता । 
लिखझुूतदा क्षेषहोमयो: ॥२६॥॥ 
पूर्व ०--झेष होमों (पिष्टलेप भ्रोर फलीकरण) में श्रोषध सामान्य लिज्र से प्रवृत्त 
होता है । 
सन्निपाते विरोधिनामप्रवृत्ति: प्रतोयेत विध्युत्पत्तिव्यवस्थानांदर्यस्थापरिणेयत्वाद्‌ 
बचनादतिदेशः स्यात्‌ ॥२७॥ 
उपसंहार सुत्र--यह कथन भी युक्त नहीं, क्योंकि ये दोनों होम प्रतिपत्तिकरण हैं 
भोर दरविहोम भ्रघान कर्म होते हैं। इनका बहुत भ्रघिक मेद है । प्रतिपत्तित्व से निर्वापण 
भ्ादि धर्मों के ये दोनों भ्रप्रयोजक होते हैं, भत: दविहोमों की घम्मेप्राप्ति किसी प्रकार भी 
युक्त नहीं है, परन्तु सर्वेत्र भ्रप्राप्ति का स्वभाव नहीं है, वचन से झतिदेश होता है । 
0 इति वूव॑मीमांसादक्षनेष््टमाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ॥॥ 
॥ इत्यष्टमो5घ्याय: ॥॥ 


नवमोष्ष्यायः 


अ्रथमः पादः 


यज्ञकर्म प्रधान तद्धि चोदनाभूतं तस्य द्रव्पेषु 
संस्कारस्तत्प्रयुक्तस्तवर्थ त्वात्‌ ॥१॥ 
दर्शपोर्णमास फर्म प्रधान होते हैं, क्योंकि अपूर्व होने से वे विधिगम्य हैं । उसके 
द्रब्यों भोर यजति में जो संस्कार है, वह भ्रपूर्व प्रयुक्त होता है। वे तदय्थ हैं, इसीलिए किये 
जाते हैं । 
संस्कारे युज्यसानानां तादर्ष्यात्तत्मयुकतं स्पात्‌ ॥र॥ 
पूर्व ०---भवहनन नामक संस्कार में युज्यमान प्रोक्षण भादि धर्म तदर्थ (प्रवहनन 
के लिए) होने से उसमें भ्रयुवत हो जाते हैं । 
तेन स्वर्थेन यज्ञस्थ संयोगाद्धमंसम्बन्धस्तस्माचज्नप्रयुक्त 
स्पात्संस्कारस्य तब्थ॑त्वात्‌ ॥३॥ 
सि०---अवहननरूप कर्म से धपूर्व का सम्बन्ध है भौर यज्ञ के साथ उसका प्रोक्षण 
सम्बन्ध है, ध्रत: संस्कार की ठदर्थता होने से उसकी यज्ञप्रयुक्तता होती है। 
फलदेवतयोइच ॥४। 
पू्वे०--जो मन्त्र फल प्रोर देवता का भ्रकाश् करने वाले हैं, उन्हें भी भ्पूर्व प्रयुक्तता 
प्राप्त होती है । 
न चोदनातो हि तादुगु जयम्‌ ॥५॥ 
सि०--फ़ल झौर देवता के स्वरूप को प्रकाशित करने में मन्त्रोच्चारण प्रयोजक 
नहीं है, क्योंकि फल झौर देवता के प्रकाश द्वारा भपूर्वे प्रयुक्त होता है। 
देवता वा अ्योजयेदतिथिवद्‌ मोजनस्म॒तवर्यत्वात्‌ । ६0४ 
पूरे ०--समस्त देवता सम्पूर्ण घ॒र्मों के प्रयोजक हो सकते हैं। देवता भोजनरूप 
याग देवता के लिए ही होता है, जैसे भतिथि के लिए लाया गया पदार्थ भतिथि के लिए 


होता है । 
झायंपत्याज्य ॥७॥ 
झोर, देवताप्रों के भ्रयंपति होने से मी यही सिद्ध होता है । 
ततहच तेन सस्बन्धः ॥८॥ 
इससे देवता का फल के साथ सम्बन्ध होता है। देखता यज्ञ करनेवाले को फल 
प्रदान करते हैं। इसी तथ्य को स्मृति भोर भाचार से भी दृढ़ किया जाता है। 


७९६ मीमांसादर्शंवम्‌ [६१ 


अपि वा शब्दपूर्व त्वाद्यज्कर्म प्रघान॑ स्याद्‌ गुणत्वे देवुताश्रुति: ॥६॥ 
स्लि०--देवता के लिए फल का प्रयोजन मानना उचित नहीं है। यज्ञकर्म ही 
प्रघान होता है। इसमें शब्दपुवंत्व हेतु होता है। वही प्रयोजक हुगप्रा करता है ॥ देवता 
की श्रुत्ति गोणरूप से होती है। जो स्मृति, झ्राचार प्रोर श्रन्याथ दर्शनों द्वारा देवता का 
भोजन करना कह है, देवता के विग्नहरहित होने से उसका भी प्रतिवाद हो जाता है। 
श्रतिथौ तत्पघानत्वमभावः कर्संगि स्थात्तस्प प्रीतिप्रघानत्वात्‌ ॥१०॥४ 
प्रातिथ्य में अतिथि की भ्रीति का विधान होता है। ज॑से प्रतिथि प्रसन्‍न हो वही 
“किया जाना चाहिए किन्तु इस कर्म में प्रोति-विधान का झभाव है, श्रत: श्रतिथिवत्‌ कहना 
उचित नहीं है। 
द्रव्पसंख्याहेतुसपुदाय वा भुतिसंयोगात ॥१श॥ 
पूर्व ०--प्रीहि झादि द्रव्य, परिधिग्रत जित्वादि संल्या, होम में शुर्पंगत झ््न 
हैतुत्व, चतुहत्राभिमर्त्षन में पोणंमासी यागगत समुदायत्व--ये चारों प्रोक्षण आदि के 
संयोजक हैं, द्वितीय भादि श्रुति के साथ सम्बन्ध होने से 4 
अर्थकारिते च अच्पेण न ध्यवस्था स्यात्‌ ॥१२॥ 
भौर, जाति के घर्म को श्रपूर् प्रयुक्त मान लेने पर द्रव्य के साथ धर्मं की व्यवस्था 
नहीं हो सकती, परत: द्रव्यादि प्रयुक्त ही प्रोक्षण झ्ादि होते हैं। 
भ्र्थों वा स्थात्प्रयोजनभितरेषाब्षचोद्रनात्तस्थ च गुणमूतत्वातू्‌ ॥९१शे॥ 
सि०---इतर द्रव्यादि की कतंब्यता चोदना"-विधि न होने से अर्थ ही इनका 
अयोजक होता है। श्रधूर्व के प्रति इनका ग्रुणमुतत्व होने से श्रवण होता है। 
प्रपूव॑त्वादृव्यवस्था स्थात्‌ ७१४॥ 
“ऐन्द्रवायव---थह भपूर्व है । इससे व्यवस्था होती है । 
तत्मयुक्तत्वे ज घर्भस्य सर्वंबिबयत्वम्‌ ॥१४५॥ 
द्रव्यादि भ्रयुकत प्रोक्षण भादि धर्मों के स्वीकार करने से धर्म की सर्वेविषयता हो 
जातो है । 
तुक्तस्येति चेत्‌ ॥१६॥ 
सर्वविषयता प्रकरणयुक्त भर्म की ही होगी, यदि ऐसा कहो तो--- 
नाश्नतित्वात्‌ ॥१७॥ 
उक्त कथन टी क नहीं, क्योंकि प्रकरणगुक्त व्रीहियों का निर्वेषन कहीं भी श्रूयमाण 
नहीं होता भौर वाक्य से बाधित भ्रकरण घमं का नियम करने में समर्थ नहीं होता । 
झधिकारादिति छेत्‌ ॥ १८॥ 
प्रकरण न होने पर भी अध्वर्यु ग्रधिकार से ज्ञान प्राप्त कर लेगा कि ये ब्रीहि 
भक्ताये हैं, या कार्याथ । वहाँ पर जो कार्याय होंगे, उनका ही प्रोक्षण करेगा, यदि ऐसा 
कहो तो-- | 
तुल्येथु नाघिकार: स्पादचोदितक्ल सम्बन्ध: पृथक्‌ सता 
यजार्पेतालिसस्वस्पस्तस्माचश्प्रयोजनम्‌ ॥१९॥॥ 
उबत कथन ठीक नहीं, क्योंकि सभी ब्रीहि तुश्थ ही होते हैं भौर तुल्य में भधिकार 


श्] ७९७ 


सम्भव नहीं है। उनका कोई पृथक्‌ नाम नहीं होता । जो भव्वार्थ हैं, थे हीः कार्या भी 
होते हैं। पृथक्‌ होनेवालों का यज्ञार्थ से निर्वाप श्रूयमाण होता है, भ्रतः घम्म को सर्वे- 
विषयत्व की प्राप्ति होती है। पूर्व हेतु से प्रोक्षण आदि का प्रपूर्व प्रयुकतत्व होता है। 

देशबदमुपांशुत्व तेषां स्थात्‌ थ्रुतिनिर्देशात्तस्थ च तत्र भाबात्‌ परगना 

प्रस्नीषोभीय से पहले होतेवाले पदार्थों का उपांखुत्व (मोन अनुष्ठान) श्रुति से 
होठा है और इस प्रकार जातीयक का पुर्वदेश भें भाव होता है । 

यज्ञस्य वा तत्संयोगरात्‌ 0र १४ 
पूर्व >--येज्ञ का बावय के साथ सम्बन्ध होने से परमापूर्ब प्रयुक्त उपांशुत्व 


होता है। 
अनुवादबच तदर्थंवत्‌ ॥२२॥ 
और, अनुवाद -- ्रपवाद तददेश पदार्थ से ही हुय्मा करता है। 
प्रणीत्तादि तथेति चेतू ॥२३४ 
अणीता, प्रणयन ग्रादि सम्बन्धी वाड नियम (वाणी संयम ) परमापूर्व प्रयुक्त है, 
यदि ऐसा कहो तो-. 
न यज्ञस्याभ्रुतित्टात्‌ २४४ 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पर यज्ञ की विवक्षा नहीं है 
तद्वेशानां वा संघातस्याचोद्तत्वात्‌ ।एशप 
सि०--पूर्वदेश-सम्बन्धी पदार्थों में उपांशुत्व प्रयुक्‍त होता है । ग्रह, यजि प्रौर 
प्रभ्यास श्रादि संघात को उपांशुत्व का विधान नहीं होता । 
अग्निधर्मः अतोष्टक संघातात्पोणंमाशवत्‌ ॥२६४७ 
पूरे ०--कर्षण, प्रोक्षण आदि प्रगति के घ्मे प्रति इष्टका में होने चाहिएँ, संघात का 
होना ही इसमें हेतु है। जैसे पौर्णमासी याग में होता है, वैसे ही यहां भी होता चाहिए। 
अग्नेर्या स्याइ्‌ द्रव्येकत्दादितरासां तदर्धृत्वात ॥२७॥६ 
सि०--इष्टका में श्रलग घर्मं होते हैं प्र भ्रग्ति में प्रलम । ध्रग्निरूप दृब्य एक 
होने से इष्टका तदर्थे (अग्वि के लिए) होती है। 
चोदनासमुदायातु पोर्णमास्यां तथात्वं स्पात्‌ ॥२८॥ 
विघान समुदायपरक होने से पौर्णमासी याय में सी मानने योग्य है। 
पत्नीसंयाजास्तत्वं सर्वेषमविशेषात्‌ ५२६0 
पूर्व ०---विशेष का श्रवण न पाये जाने से पत्नीसंयाजान्तत्व सभी '्रहन” नामक 
यागों में हो सकता है। 
लिज्ञाद्व प्रापुत्तमात्‌ ध३०ा 
लि०--उत्तम याग से पूर्व सब यागों में पत्नीसंयाजान्तत्व होता है, प्रमाणों के 
छपलब्ध होने से । 
अनुयादो या दोक्षा यथा नकत॑ संस्यापनस्प ॥३ १॥ 
शाक्षेप--जेसे दीक्षा का उन्‍्मोचन वचन नक्त संस्थापन का विध्यर्थवाद है, वैसे 
ही यह भी श्रथंवाद है। 


छ्९ट मीमसांसादहंनम्‌ [७१ 


है स्थाद्ाष्नारम्थ विषानादन्ते लिड़विरोघात्‌ ॥३२॥॥ 
४४ झप्ता०--भन्त में लिजू का विरोध होने से उत्तम से पहले पत्नीसंयाजान्तता 
होती है। 
प्रम्यासः सामिधेनोर्ना प्राथस्पात्स्थानधर्म: स्पात्‌ ॥३ ३४४ 
सामिधेनी ऋचापों के प्रायम्य से जो भ्रम्यास है, वह स्थान-पर्म होता है। 
इृष्ड्यावुतों प्रयाजवरावत्तताफरम्मणोया ॥३४॥ 
पूर्व ०--दर्शंपोर्णमास की प्रावृत्ति में प्रथाज की भाँति भारस्भणीया इष्टिका 
भावतंन होता है। 
सकद्वाएररस्भसंपोग्रादेक: पुनरारम्भो यावज्जीवप्र योगात्‌ ॥३५॥ 
सि०--प्रारम्भ के संयोग से एक बार ही प्रारम्भणीया इष्टि का भनुवर्तेत करना 
चाहिए, फि- एक ही भारम्भ यावज्जीवन चलता है। 
धर्याभिधानसंयोगान्मन्त्रेषु क्ेषमावः स्यात्तत्राचोदितमप्राप्त 
चोदिताभिषानात्‌ ॥३६॥ 
पझर्थाभिघान--भर्थ-प्रकाशन के संयोग से मन्त्रों में दोषभाव-- प्रज्भुत्व होता है। 
मन्त्र से विधिविहित श्रथ का प्रकाश दह्ोता है, दरशंपोर्णमास में मविद्धित होने से वह प्राप्त 
नहीं है। 
ततश्चावचन तेषामितराय्थ प्रयुज्यते ॥२७॥ 
इसी कारण से उनका भ्रवचन इतरों (निर्वाप की स्तुति) के लिए प्रयुक्त किया 
जाता है। 
गुणशब्दस्तथेति चेत्‌ ॥३८॥ 
झाक्षेष--निर्वाप मत्त्र में भ्रग्ति गुण पब्द है, वैसे ही भ्रसमवेत वचन है, यदि ऐसा 
कहो तो-- 
न समवायात्‌ ॥३६॥ 
समा०---उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ समवाय होता है। 
चोदिते तु पराथंत्वाद्वि घिचद्विकारः स्थात्‌ ४ ०१६ 
यदि चोदित भी स्मवेत है, तो वह परार्थ (स्तुति के लिए) ही किया जाता है, 
अपने संस्कार के लिए नहीं। पराथे होने से वह भ्रविकार से प्रयुक्त किया जाता है ॥ 
थिकारस्तत्प्रधाने स्थात्‌ ॥४ 
यजमान--भ्रधान में विकार होता है । 
प्रसंयोगात्तरथेंषु तद्दिश्िष्टं प्रतीयेित ।४४२॥॥ 
विशेषण से विशिष्ट की प्रतीति होती है; शब्दों का उन भर्थों में संयोग नहीं होता। 
कर्माभावादेवमिति चेत्‌ ॥४२३॥ 
आद्वेप--कर्माभाव होने से 'हरिवत्‌' आदि का प्रयोग है, यदि ऐसा कहो तो--- 
न परार्थ त्वात्‌ ॥४४७ 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्‍योंकि 'हरिवत' भ्ादि श्षब्द इन्द्र की स्तुति के 
लिए होने से परार्थ होते हैं। 


श्र] ७९९ 


लिझ्भुविदेषनिदेदात्ससानबिषानेष्वग्राप्ता सारस्यतों स्त्रीत्वात्‌ ॥४५॥ 
सि०--परशु-सम्बन्धी धर्मविधियों में सरस्वती देवताक मेघी-द्वब्य याग प्राप्त नहीं 
होता, क्योंकि 'पेषी' स्त्रीलिज़ है, परन्तु वहाँ पुत्लिज्ग का निर्देश है। 
परदयभिषानाहा तद्ि चोदनाभूत॑ पुंबिवय पुनः पशुत्वम्‌ ४६॥ 
पूर्व ०-.पश्षु का प्रभिघान होने से चोदवाभूत सर्वेनाम क्षब्द को पूंविषयत्व होता 
है, फिर वह पशु के द्वारा कहा जाता है। 
विशेषों वा तवर्थनिर्वेदात्‌ ॥४७॥ 
सि०--पुल्लिजर शब्द का निर्देदा होने से विक्षेष है। 
पद्ुत्य॑ चेकशन्थात्‌ ॥४८॥ 
भोर, जो एकत्व शब्द का प्रयोग किया गया है, वह पद्चु के प्रभिश्रायवाला ही है ४ 
यथोक्‍रत या सन्निधानात्‌ ॥४६॥ 
अथवा, सन्निधान होने से जैसा कहा गया है, वह ठीक है। 
आास्नातादन्यदधिकारे बचनाहिकारः स्थात्‌ ॥५०॥॥ 
जहाँ भ्रधिकार में झ्राम्नात से भन्य ग्रादेशमूत विकार होता है, वह विद्येष के 
विधान होने से है । 
दूं वा तुल्यहेतुत्वात्सामान्याद्रिकल्प: स्थात्‌ ॥५१७ 
पूर्व ०-.“इरा' और “गिरा' दोनों प्रकार का पाठ होता है। दोनों का हेतु भी तुल्य« 
होता है। सामान्य होने से विकल्प होता है । 
उपदेशाच्च साम्न: ॥५२७ 
साम के उपदेश होने से भी गिरा” पद उपदिष्ट हो जाता है, भ्तः विकल्प ही: 
होता है। 
नियमों या श्रुतिविशेषादितरत्साप्तदश्यवत्‌ ॥५३॥ 
सि०--श्रुतिविश्वेष के द्वारा 'इरा' पद ही उपदिष्ट किया गया है, इसलिए नियम 
है भौर जो इतर 'गिरा' पद है वह साप्तददय को भाँति होता है। 
अप्रग्राणाच्छब्दान्यन्वे तथाभूतोपदेश: स्यात्‌ ॥५४॥ 
पूर्वे०--इरा' पद 'गिरा” दाब्द से भिन्न होने से भ्र्रगीत क्ब्द से विहित 'इरा' 
पद है, भ्रत: जैसा विहित है वैसा ही पाठ करना चाहिए। 
यत्सथाने वा तद्गीतिः स्यात्पदान्यत्यप्रधानत्वात्‌ ॥५५॥॥ 
सि०--जिस स्थान पर जिस श्षाब्द का प्रादेश हो, उसी का गान करना चाहिए, 
'भिन्‍न पद की प्रधानता होने से । 
गानसंयोगाच्च॥५ ६॥ 
और, ग्रान के संयोग होने से भी 'इरा' पद होता है। 
बच नमिति चेत्‌ ॥५७॥ 
वचनों की उपलब्धि भी है, यदि ऐसा कहो तो--- 


॥ 


€०० मीमांसाद्शनम्‌ [९-२ 


न तत्मधानत्वात्‌ ॥शष्ध 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ 'दरा! पद की प्रघानता का निर्देश है 
॥ इति प्बंसीमांसादर्शने नवसाध्यायस्य प्रथम: पाद: ॥ 


हिलीयः पादः 


साभमानि अन्‍्जमेके स्मृत्युपदेशास्याम्‌ ॥ १॥ 
पूर्व ०-- कुछ ग्राचाय मानते हैं कि साम-अगीत मन्त्रवावय है। इसमें दो हेतु हैं--- 
स्मृति भ्रौर गुरु-शिष्य-परम्परा से होनेवाला उपदेश । 
तदुक्तदोषम्‌ ॥२॥ 
सि०--यह पक्ष दोषय्रुक्‍्त है, यह बात सप्तम प्रध्याय में कह दो गई है। साम 
ग्रीतियां हैं, प्रयीत-मन्त्रवाक्‍्य नहीं हैं । 
कर्म वा विधिलक्षणम्‌ ॥३॥ 
पूर्व ०--साम प्रधान कर्म है, द्वितीया विभवित का श्रवण होने से । 
तदुद्धव्यं चचनात्याकयज्ञवत्‌ ।।४॥ 
परावयज्ञ में जैसे लाजा प्रादि गुणद्व्य गिनाए हैं, उसो प्रकार सामयान के योनिभूत 
वटचारूप द्रव्य भी गुणमूत हैं श्रौर सामगान प्रधान कर्म है। 
तत्राविप्रतिषिद्धो दर व्यान्तरे व्यतिरेकः प्रदेशश्च ॥५॥॥ 
ऋतुविदेष में द्रव्यात्तर (दोनों ऋचाओं) में प्रदेश (अ्रतिदेश द्ास्त्र ) पभोर 
व्यतिरेक (प्रभाव) परस्पर विरोधी नहीं हैं, प्रतः धाम प्रधान कर्म है । 
शब्दायंत्वात्तु बैंदं स्थात्‌ ॥छ॥। 
सि०--स्थन्तर ग्रादि गान ऋचाओं के लिए होने से गान प्रधान कर्म नहीं प्रपितु 
गौण कर्म है। 
परार्थ स्वाच्च दाब्दानाम्‌ ॥७॥ 
और, रथन्तर आदि शब्दों के स्तुतिपरक होने से भी साम गुणमूत हैं । 
असम्बन्धबच कर्मणा बाब्दमोः पृथगर्थत्वात्‌ ७५३ 
स्पुति और गान शब्दों के पृथक्‌ भर्थ होने से कर्मे से सम्बन्ध नहीं होता, ग्रतः ऋचक्‌ 
का साम ग्रुणमूत है। 
संस्कारइच प्रकरणें$ग्निवत्स्यात्‌ प्रयुक्तत्वात्‌ ॥६॥ 
श्रग्ति की आँति प्रयुक्त होने से भ्रप्रकरण अर्थात्‌ श्रध्ययनकाल में संस्कार होता 
है। जैसे श्रस्याघान के समय भग्नि का संस्कार होता है, ज्योतिष्टोम के प्रयोग-समय नहीं, 
ऐसे ही भ्रध्ययनकाल में ऋचाशों का संस्कार होता है, गान के समय नहीं । 
अकायंत्वाच्च शब्दानामप्रयोग: प्रतौयेत ॥१०॥॥ 
शब्दों के श्रकार्य (संस्कृत छब्दों का प्रयोग के समय पाठ त करना) होने से 
प्रयोग प्रतीत होता है । प्रगीत शब्द पुन: अयुक्त किये जा सकते हैं । 


€६॥२] ध्ण्‌ 


झाभितत्वाच्च ॥ ११४४ 
गान के कर्मकाल के आ्राक्षित होने से प्रकर्मकाल में गान की कल्पना नहीं करनी 
चाहिए । 
प्रयुज्यत इति चेत्‌ ॥१२॥ 
प्रयोग के समय सामगान का प्रयोग किया जाता है, यदि ऐसा कहो तो-... 
ग्रहणाथ प्रतीयेत ॥१३॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि बह शिष्य के घारण एवं ग्रहण (भ्रम्यास) के लिए 
ही किया जाता है । 
तूचे स्पात्‌ श्रुतिनिर्देशात्‌ ॥१४॥ 
पूर्व ०--तृच (तीन ऋच्ाग्रों के समूह) में सामगान होता है, क्योंकि श्रृति में 
ऐसा निर्देश पाया जाता है । 
बाब्दार्थत्वादिकारस्थ ५ १५४ 
पृच्र में व्यासज्जित (मिला) करऊे साम रुप गाव करना चाहिए, क्योंकि सामगान- 
रूप विकार शब्दा्थ होता है। 


त्ञ॥१६॥ 

श्रौर भषवाद से भी ऐल: (|? सिद्ध होता है। 

पघाफ्यानां तु विभक्तर्व:..!;तेशब्दं समाप्ति: स्थात्संस्कारस्य तदर्धत्वात्‌ ॥१७॥ 

सि०--वाक्यों के विभकत होने से प्रत्येक ऋचा में साम्गाव की समाप्ति होती है, 

क्योंकि संस्कार (श्रक्षराभिव्यक्ति) ऋचा के लिए होता है । 
तथा चान्यायथेददॉनम्‌ ॥॥१८॥॥ 
तथा, प्रत्येक ऋचा में साम की समाप्ति होने से. दूसरे अर्थ की सिद्धि भी होती है 
भ्रनवानोषदेदादच लद्बत्‌ ॥१६॥ 

और भी, यदि प्रयोग के समय में प्रति ऋचा की समाप्ति पर गात करना है तो 
स्वाध्याय के समय भी वैसा ही श्रम्थास करना चाहिए, श्रतः प्रत्येक ऋचा के साथ गन 
करना चाहिए। 


श्रम्यासेनेतरा: 0२०१ 

अम्यास में भी तीनों ही ऋचाओं का ग्रहण करना चाहिए। 
- तदस्यासः समास: स्थात्‌ धर हा 

पूर्व ०--उस सामगान का ग्रम्यास समान झक्‍्दों में ही करना चाहिए। 

लिड्भदरशंनाच्च ॥९२॥ 
समान छन्‍्दों में ही सामगान करने के प्रमाण भी पाये जाते हैं। 

नेमित्तिक तुत्तरात्वमानन्तर्यास्पत्तोयेत ७२३॥॥ 
सि०--नैमित्तिक उत्तरात्व तो श्रानन्तय से प्रतोत होता है । 
ऐकार्थ्याच्च तवम्पासः ध२४॥ 

और, तीनों ऋचा्ों की एक प्र में संगति होने से उनके ग्रम्यास का विधान है। 


ध्ण्र मीमांसादर्धातम्‌ [धर 


प्रागायिक तु ॥२शा 
प्रागाथिक सामगान का भी विधान पाया जाता है । 
स्वे चु ॥२६॥ 
भौर, धपने छन्द में ही गाना करना प्रभीष्ट होता है। 
ज्रगाथे च २७४ 
जहाँ प्रकर्ष से गान होता है, वह प्रगाय है, भत: प्रगाथ में साप का गान करना 
आवश्यक है । 
लिखूवर्शनाब्यतिरेकान्च ॥२८॥॥ 
और, भ्रमाणों का अन्यतिरेक होने ते भी सामगान करना श्रावश्यक है। 
अर्थकत्वादिकल्प: स्पात्‌॥२६॥ 
अयोजन के एक होने से विकल्प होता है । 
प्रयेकत्दाद्विकल्पः स्वादृक्सासयोस्तदर्थ त्वात्‌ ॥२०७ 
बूर्व ०---ऋक्‌ झौर साम का तद्थेत्व (#६कू झौर साग दोनों के स्तुत्यर्थ ) होने से 
विकल्प होता है, क्योंकि दोनों का स्तुतिरूप एक ही प्रयोजन है । 
बचनाहिनियोगः स्थात्‌ ॥३ (॥ 
सि०---साम का विनियोजक वचन है, उक्त बचन से स्ताम के द्वारा स्तवनही 
होना चाहिए। 
समप्रदेशे विकारस्तदपेक्ष: स्पाच्छास्त्रकृतत्वात्‌ ॥३२॥ 
चूं ०--सामगान के अतिदेश्ष में “प्राई' (गान में जहाँ 'ए! हो वहाँ 'भ्राई” कर देते 
हैं) भावादि विकार योन्यपेक्ष होता है, भर ये शास्त्र के द्वारा कृत हैं। 
वर्ण तु नादरियंथा द्रश्यं ब्रब्यव्यतिरेकात्‌ ॥३ ३॥ 
सि०--'प्राई” भाव उत्तरावर्णवश से करना चाहिए, योनिवश्च से नहीं--ऐसा 
आचाय॑ बादरायण मानते हैं। इसमें द्रव्यव्यतिरेक हो हेतु है । 
स्तोभस्थैके द्रव्यान्तरे निषृत्तिमुग्वत्‌ ॥ईड॥ 
पूरब ०--कुछ भ्राचायें ऐसा मानते हैं कि ऋक्‌ की भाँति स्तोभ की ऋगन्तर में 
निवृत्ति होती है। 
सर्वातिबेदास्तु सामान्याल्लोकबड्डिकारः स्थात्‌ ॥३५॥ 
सि०--स्तोम सद्दित साम का प्रतिदेश है। सामान्य होने से लोकब्यवहर के 
समान भ्रतिदेश है ॥ 
प्रन्वययं चापि दर्शयति ॥३ ६॥ 
और, भ्रन्वय से भी इसी बात की सिद्धि होतो है। 
निवृत्तिइ्य लोपातू ॥३७॥॥ 
प्राक्षेप--प्रथवा, श्र्थलोप होने से स्तोभ अक्षर की निवृत्ति होतो है। 
अ्रन्वयो -वार्थ वाद; स्पात्‌ 4३८ 
समा०--भोर जो वाकयशेष वचन है, वह झयंवाद है। 


श्र] ८ग्३ 


अधिक च विवर्ण च ज॑ मिनि: स्तोभश्नब्दत्वात्‌ ॥४३ ॥। 
जो ऋक्‌ के भ्रक्षर से भ्रषिक ्रौर विलक्षण वर्ण होता है, बह 'स्तोभ' भ्रक्षर 
'कहाता है, ऐसा झाचाय॑ जैमिनि मानते हैं। 
धर्मस्पाय कृतत्वाद द्त्यगुणविकारव्यत्तिक्रसप्रतिषेघे 
चोदनानुबन्घुः समवायात्‌ ॥४०॥॥ 
धर्मे को प्रयंकृतित्व (प्रोक्षण ऋ्रदि श्रपूर्वरूप अर्थ ) होने से द्रव्य, गुण, विकार, 
अ्यततिक्रम और प्रतिषेष में समवाय से चोदनानुबन्ध होता है। 
वहुत्पत्तेस्तु निबृत्तिस्तत्ततत्वात स्थात्‌ धड शा 
रच ०---परिधि में युप के घ॒र्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि यूप बे परम पशु के 
नियोजन (बांघने) के लिए हैं। 
प्रावेशये रन्‌ दाध्यंवस्‍्त्वात्संस्कारत्य तदरत्वात्‌ ॥४२॥ 
सि०--संस्कार के पशु-बन्धनरूप कार्य में नियुक्त होने से उसी में उसकी 
सफलता होने से यूप के धर्म परिधि में भी कर्तव्य हैं । 
भारया चंय॑ तदावेशाहिहत्रों स्यादपूर्वत्वात्‌ ॥४३॥ 
परिधि में संस्कारख्प शवयता के श्रवच्छेदक होने से यूप शब्द की अवृत्ति है भौर 
प्रपूर्व के निमित्त होने से विक्ृति में भी भ्रूप शब्द है; परन्तु यूप शब्द ऊहितव्य नहीं है 
अर्थात्‌ यूप शब्द के स्थान में परिधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 
परायें न त्वथंसामान्यं संस्कारस्य तदर्थत्वात्‌ ७४४) 
पूर्व ०--प्रधान याग के लिए दि भोर छूत में प्रणीता धर्म नहीं है भोर प्रणीता 
कार्यकारित्व भी नहीं, क्योंकि उत्पवनादि संस्कार हृवि:श्रपण के लिए होते हैं। 
क्रियेरन्‌ वाष्यंनिवृत्तें: ॥४५॥ 
सि०--हविःश्रपण भी दधि पश्रोर पय में निष्पन्न होने से उसमें उत्पवन आदि 
परम भी कतंव्य है । 
एकार्यत्वादविभाग: स्थात्‌ पद 
पूर्व ०--बृहदू और रथन्दर घ्मों का एक प्रयोजन होने से विभाग नहीं हो 
प्रकता। 
निर्देशाहा व्यवतिष्ठेरन्‌ ॥४७॥ 
सि०--निर्देश-मेद (रबन्तर में ऊँची श्रावाज से नहीं गाना चाहिए ्रोर बहद्‌ 
मैं ऊंची भ्रावाज से गान करना चाहिए) होने से व्यवस्था हो जाएगी। 
भपाइते तट्टि काराद्वि रोषादु्यवतिष्ठेरन्‌ ॥४८॥ 
विक्ृतिभूद काण्व रथन्तर में बृहद्‌ भौर रथन्तर का विकार होने से बिरोध के 
कारण व्यवस्था हो जाएगी। 
उभयसास्नि चंवमेकार्थापत्ते: ॥४६९६॥ 
पूर्व ०--गोसव? प्रादि ऋतु में दोनों सामों (बृहद्‌ प्रीर रथत्तर) की प्राप्ति है, 
श्र: प्रत्येक स्तोत् में दोनों घर्मों की अ्रप्ति है। 


्टण्ड मोमांसादश नम्‌ [शर-३ 


स्वायंत्वाद्ा व्यवस्था स्थाठाकृतिवत्‌ ॥५०॥॥ 
सि०--जैसे प्रकृति--ज्योतिष्टोम याग में बहद्‌ के धर्म बृहद्‌ में भौर रथन्तर के 
घर्मं रचन्तर में होते हैं, उसी प्रकार दो सामवालें यागों में भी बृहद्‌ श्रोर रबन्तर साम के 
दो घर्मं होने से व्यवस्था हो जाएगी । 
पाबंणहोसयो स्त्ववुत्ति: समुदायार्थ संयोगात्तदभोज्या हि ॥४१॥ 
वेकृतकमं में पार्वेण होम की प्रवृत्ति नहीं होती, पौर्णमासत्रिक रूप ग्रथे के साथ 
सम्बन्ध होने से, क्योंकि इज्या -- याग समुदाय के उद्देश्य से कतेव्य है। 
कालस्थेति चेत्‌ ॥५२॥ 
पर्व शब्द काल का वाचक है, यदि ऐसा कहो तो-- 
ताप्रकरणत्वात्‌ श्र 
प्रकरण ने होने से उक्त कथन ठीक नहीं है। 
सन्‍्त्रवर्णाज्च ॥५४॥ 
प्रोर, मन्त्र के वर्ण से भी समुदाय के लिए ही इज्या होती है। 
तदभआावे5ग्निवदिति चेत्‌ ॥५४५॥ 
जिस प्रकार यागार्थ से सन्निहित धोर भ्रसस्निहित भ्रग्ति का झ्रावाहन किया 
जाता है, उसी प्रकार समुदाय के प्रभाव में भी हो सकता है, यदि ऐश्वा कहो दो -- 
नाधिकारिकत्वात्‌ ॥५६७ 
उक्त कथन ठीक नहीं. क्योंकि ऋतु के संस्कार के लिए पावंण होम का भ्रधिकार 
है। 
उमयारीवेशेषात्‌ ॥५७॥ 
पूर्द ०- पौर्णमासी झोर अ्रमावास्या--दोनों में विज्ेषता न होने से दोनों ही दोनों 
में हो सकते हैं। 
भदभीज्या वा तद्विषयों ॥५८॥॥ 
सि०--दोनों उभयत्र हैं, ऐसा नहीं है । जहाँ यह तभीज्या है, वहाँ वह होता है, 
क्योंकि वह उसका उपकारक है झोर दूसरे का झ्नुपकारक । 
प्रयाजेश्पीति चेतु ॥५६॥ 
ब्राक्षेप-प्रयाज में भी थाग संस्कारछप है, यदि ऐसा कहो तो- 
नाचोदितत्वात्‌ ॥६० 
सभा०--याग त्रय प्रत्येक वाक्य में विहित न होने से उक्त कथन ठीक नहों है । 
0 इति पूर्वसोसांसादशंने नवसाध्यायस्य दिततीयः पाद: व 


तृतीय: पादः 
प्रकृतों यथोत्पत्तिबचनमर्थानां तथोत्तरस्थां ततौ तत्मकृतित्वादर्थे 


चाकाय॑त्वात्‌ ॥ १॥॥ 
जैसे प्रवृर्गत-- दर्श पौर्ण मास में प्र्थों का उत्पत्तिवयन होता हे, बेसे हो सोर्यादि 


शा३] 


इष्टि में भी उसी मन्त्र के द्वारा खचन करना चाहिए, क्योंकि श्र्थ में कार्यरंवर -सामर्थ्यं 
नहीं होता, झ्रत: ऊह् करना झ्रावद्यक है। 
लिड्भदर्शनाच्च ॥२७ 
तथा, प्रमाण उपलब्ध होने से भी इसी तथ्य की सिद्धि होती है। 
जातिनैंमित्तिकं यथास्थानम्‌ ३४ 
जाति शब्द और वैमित्तिक शब्द दोनों ही यथास्थान ऊहितव्य होते हैं । 
श्रविकारमेकेप्ताधत्वात्‌ ॥४॥ 
प्‌०--कुछ आचार्य ग्रताष॑ होने के करण ऊह को स्वीकार नहीं करते। 
लिख्धदर्शनाच्च ।५॥ 
इस श्रथ॑ में भी प्रमाण उपलब्ध होते हैं । 
विकारो बा तदुक्ते हेतु: ॥ छा 
लि०-ऊह करनी चाहिए | इसका हेतु प्रथम सूत्र में कह दिया गया है। 
लिज्ज' सन्त्रचिकीर्षार्थम्‌ ॥७॥ 
जो लिज्ञ कहा गया है, वह तो मन्त्र के करने की इच्छा के ही लिए है। ऊहित 
होने से वह अमन्त्र हो जाएगा । 
नियमो बोभयभागित्वात्‌ ॥दा। 
अथवा, उभय भागी (दोनों मन्त्रों के साथ सम्बन्ध होने से) नियम होता है। 
लौकिके दोषसंयोगादपव॒क्ते हि चोच्यते निित्तेन प्रकृती स्थादभागित्वात्‌ ॥8॥॥ 
लौकिक (यूप) स्पन्न में दोष का संयोग होने से मस्त्रपाठ करने का विधान ६8 
निषिद्ध स्पद्मेरूप बिमित्त में ही मन्त्रपाठ का विधान है। वैदिक स्पर्श में निषेध न होने से 
मन्त्रपाठ का विधान नहीं है। 
भ्रन्पायस्त्वविकारेण दुष्टप्रतिघातित्वादविशेषाच्च तेनास्य ॥॥ १०४ 
पूर्व ०-- अन्याय - दक्ष पोण मास॒याग में कहा बहुवचताल्त श्रविकार से प्रवृत्त 
होता है, क्योंकि एक पाश्ष में प्रतिघात दृष्ट नहीं होता श्र कोई विशेष भी नहीं है। 
विकारों वा तदर्॑त्वात्‌ ॥११॥ 
तदर्थ होने से विकार--ऊह होता है। 
झपि त्वन्यायसम्बन्धात्प्रकृतिव॒त्परेष्वषि यथार्थ स्थात्‌ 0१२७ 
जिस प्रकार प्रकृति में बहुबचनान्त प्रौर एकबचचाच्त प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार 
विक्षति में भी यथार्थ होता है, भ्न्याय -- प्रकृति, दर्शवोर्णमास सम्बन्ध से । 
यथार्थ स्वन्यायस्याचोदितत्वात्‌ ॥ १३७ 
सि०--भ्रन्याय >-प्रकृति के विहितन होने से यथाथे श्र्थात्‌ द्विवचत का ही ऊहन 
करना चाहिए। 


छन्दसि तु यथादृष्ठम्‌ ॥ १४४ 
छन्द--वेद में तो जेसा लिखा हो, वैसा ही पाठ करना चाहिए। 
श्रन्यायस्याचोदितत्वात्‌ ॥१५॥ 
अर्थ का बाघ प्रविहित है। ऊह करते समय ञअर्थ का बाध नहीं करना चाहिए। 


मीमांसादर्शनम्‌ [६३ 


विप्नतिपत्तों विकल्पः स्थात्तत्समस्वाद गुण त्वस्थायकल्पनेकदेशत्वात्‌ ॥१६॥ 
किसी विरोध के होने पर ही विकल्प होता है। समत्व होने से गुणविभक्त्यथ्थ मे 
अन्याय की कल्पना होती है, प्रधान प्रातिपदिक आरथे नहीं होता, एकदेशत्व होने से 
आतिपदिक को उत्कृष्ट करता है। 
प्रकरणविशेषाल्ज ॥१७॥ 
प्रोर, विश्षेष प्रकरण होने से भी प्रातिपदिक बहुवचन को प्राकर्षित करता है। 
उत्कर्षो वा ट्विबज्ञवत््‌ ॥१८॥ 
पूरे ०--बहुवचतान्तर्गत पदवाले मन्‍्त्रों का उत्कर्प ह्रियज्ञ के मस्त्रों के समान 
करना चाहिए। 
श्र्थाभावात्तु नैव॑ स्याद्‌ गुणमात्रसितरत्‌ ॥१६॥ 
सि०--द्वित्व विशिष्टरूप प्र्रेबोघक विधान का प्ररृत में भ्रभाव है । दोनों में 
गुणमात्र है, भ्रतः उत्कर्ष नहीं होगा। 
शाबोस्तथेत्ति चेतु २०७ 
जैसे ग्रावापृथिव्यादि ग्रप्रकरण पठित अनुमत्तों का उत्कर्ष होता है, उसी प्रकार 
यहाँ भी होता चाहिए, यदि ऐसा कहो तो-- 
नोत्पत्तिशब्दत्वात्‌ ॥२१॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि यावापृरथथिवी ग्रादि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
शब्द--प्रमाण नहीं हैं । 
अपूर्व त्वविकारो$प्रदेशात्यतीयेत ॥२२७ 
प्रपूं -- प्रकृति में श्रविकार से प्रयोग करता चाहिए (ऊह नहीं करता चाहिए) 
श्रतिदेश की प्राप्ति होने से । 
चिकृती चापि तद्चनात्‌ ॥४३॥ 
विक्रतिभूत सौयंयाग में भी प्रकृति--दर्शपोणं मासेष्टि के समान ही करना 
चाहिए । 
अधि गुः सवनोयेषु सहृत्समानविधानाइचेत्‌ ॥॥२४॥ 
आक्षेप--यदि समान विधान हो तो 'अन्लिगुअष' सस्त्र को भी सबनीयों में उसी 
प्रमाण से ऊह्द नहीं होगा । 
प्रतिनिषो चाविकारात्‌ ॥२५१॥ 
समा०--न्रीहि के श्रभाव में नीवार प्रतिनिधि हो तो ऊह किये बिता ही सन्त 
धाठ करना चाहिए । नि 
प्रतास्नानावदब्दत्वमभावाच्चेतरस्प स्पात्‌ ॥२६॥। 
यदि मन्त्र में व्रीहि शब्द का पाठन हो और इतर नीवार का श्रभाव हो तो 
प्रभिघान की सिद्धि के लिए नीवार शब्द का ऊह करना चाहिए। 
तादर्थ्याढ्रा तदाखूय॑ स्पात्संस्का रेरविशिष्टर्वात्‌ २७७४ 
पस०--वीवार ब्रीहि के लिए है और प्रोक्षण श्रादि संस्कार भी उसी के लिए हैं, 
पतः बह नीवा राष्य अविकार से प्रयुक्त करना चाहिए | 


€।॥३] 


उक्त च तत्त्वमस्य ॥२५॥ 
इस विषय का तत्त्व (छठे अ्रध्याय में) कह दिया गया है। 
संसर्गिषु चार्थस्यास्थितपरिमाणत्वात्‌ ॥२६॥ 
पशुओं का गेद होने पर भी संसगगंवाले पदार्थों में परिमाण के स्थित न होने से 
ऊह नहीं होता । 
लिज्जरर्शनाच्च ॥३०७ 
तथा, प्रमाण उपलब्ध होने से भी संसगंवाले पदार्थों में ऊह नहीं होता । 
एकघेत्पेकसंयोगादस्थासेनाभिधान स्यादसवंविषयत्वात्‌ ॥३ १७ 
एक के संयोग होने से, एक समय उच्चारण होने से, सब पशुओं के साथ सम्बन्ध 
न हो सकने से एकघा वाब्द का श्रभ्यास से अभिधान करता चाहिए, अत: ऊह करनी 
चाहिए। 
श्विकारों वा ब्हूनामेककर्मचत्‌ ॥३३॥ 
पूर्व ०--बहुत-से कर्मों के स्वीकरण की भाँति अविकार होता है, ऊह नहीं होता। 
सकृत्त्व॑ चैकध्यं स्पादेकत्वास्वचोडनभिप्नेतं तत्प्रकृत्तित्वात्‌ 
परेष्वस्यासे नव विवृद्धावभिधान स्पात्‌ ॥३२॥ 
सि०--प्रकृत्ति याग्र में एक समय में एक पशु देय होने से उसमें एकघा छब्द 
फी आवृत्ति की श्रावश्यकता नहीं परन्तु विक्रृति याग में पशुओं की वृद्धि होने से 'एकधा! 
शब्द की श्रावृत्ति प्रभ्यास से होती है। 
प्रेधपतित्वं स्वामिदेवतस्थ समवायात्सवंत्र च प्रयुकतत्वात्‌ 
तस्थाल्यायनिगदत्वात्सवंत्रेवाविकार: स्पात्‌ ॥३४॥ 
पूर्व ०--स्वामी, मेधापति ध्रोर देवता--इन तीनों का उस मेधषति के प्रति 
प्राधिपत्य होने से समवाय होने के कारण और सर्वत्र--सब देशों में पति शब्द का आाधि- 
पत्य में प्रयोग होने से ग्रौर उसके श्रन्याय (प्रकृति ) निगदित होने से सर्वत्ष श्रविकार 
ही होता है, ऊह नहीं होता । 
अ्रएि वा द्विसमवायोडर्थान्यत्वे यथासंख्य॑ प्रयोग: स्यात्‌ ॥३५॥ 
अथवा, द्विवचतान्त पद का प्रयोग देवता में प्रौर एकवचवान्त का प्रयोग स्वामी -< 
पजमान में होने से यथासंख्य --ऋमानुसार प्रयोग होता है। 
स्वामिनों वेकशब्धादुत्कर्षों देवतायां स्थात्‌ पत्चयां हितीयशब्दः स्पात्‌ ॥३६॥ 
अथवा, दोनों मल्त्रों में यजमानरूप स्वामी का ग्रहण है। एकार्थप्रतिपादक दाब्द 
के प्रयोग होने से जो देवतावाच्य हो तो एकवचनान्त पद का उत्कर्ष होता है झौर 
परणमानवाच्य हो तो द्विवचनान्त पदवाले मन्त्र में पल्ली के साथ यजपमान समझने से 
द्िषचन भी साथ्थेक हो सकता है। 
देवता तु तदाशीष्ट्वात्सम्परप्तत्वात्त्वाभिन्यनथिका स्थातु एच 
सि०--मेधपति का वाच्य देवता है। देवता के उद्देश्य से मेघ होता है। यदि 
स्वामी-परक माना जाए तो यजमान के सत्त्व की मेध में प्राप्ति होने से 'मेथं सेघपतिभ्यामा- 
शासाना--यह्‌ वाक्य निरय॑क हो जाता है। 


मीमांसादशनम्‌ [8३-४४ 


उत्सगगच्चि भवत्या तस्मिन्पतित्वं स्थात्‌ ॥३८॥ 

शोर, यजमान देवता के उद्देश्य से उत्सगं करता है, श्रतः मेघपतित्व देवता में 

मुख्य है और स्वामी के लिए उप्तका गौणरूप में प्रयोग होता है । सु 
उत्कृष्येतंकसंयुक्तो ट्विदेवते संभवात्‌ ध३े६॥ 
एकसंयुक्‍्त का ही उत्कर्ष किया जाता है, क्योंकि ह्िंदेवता में वह श्रसम्भव होता है । 
एकस्तु समवायात्तस्थ तल्लक्षणत्वात्‌ ॥४णा 

जो एकबचनान्त (मेधपति शब्द) है, बह देवतागण का बोघक है, क्योंकि उसका 

बह लक्षण होता हैं। 
संस्गित्वाच्च तस्मात्तेन घिकल्पः स्थात्‌ ॥४ १७ 

्रौर, दोनों मत्त्रों का प्रक्रतियाग में सम्बन्ध होने से तथा एकार्थवाचक भी होने से 

दोनों मन्त्रों का विकल्प है। 
एकत्वे$पि न गुणाज्यायात्‌ धडर॥। 
एकत्व होने पर भी ग्रविवक्षित होने से वह प्रकरण से उत्कृष्यमाण नहीं होता । 
िम्रमो बहुदेवते विकारः स्थात्‌ ।(४३॥ 

पूर्व ० --बहुदेववाक विकृतियाग में द्विवचनान्त का जो अ्रतिदेश है, वह ऊहित 

होता है । 
विकलपो वा प्रकृतिवत्‌ ॥४४॥ 

सि०---एकवचन भी प्रकृति की भाँति ह्विवचनान्त से विकल्पित होने के योग्य 

होता है। 
श्र्थान्तरे विक्तारः स्थादेवतापृथक्त्वादेकाभिप्तमबायात्स्यात्‌ ॥४५॥ 

भिल्‍न-भिन्‍न देवताओं से श्रर्थात्‌ श्रन्य पशु का अन्य देवता होने से भिन्‍न देवताक- 

माग समुदाय में विकार--ऊह होता है, एक तद्धित प्रत्यय वाचक देवता न होने से । 
0 द्वति पूर्वमीमांसादर्शने नवमाध्याथस्य तृतीय: पादः ॥ 


चतुर्थ: पादः 


बढ्विज्ञतिर॒म्पासेन पशुगणे तत्प्रकृतित्वाद्‌गुणस्प प्रविभक्तत्वादविकारे हि तास।सकात्स्यें- 
लाभिसस्वस्घो विकारान्त समासः स्थाद्संयोगाज्च सर्वा्भिः ॥ १॥ 

पर्व ०--ह्विपशुयाग में षड्विशति (छब्बीस) शब्द का भ्रम्थास करना चाहिए, 

क्योंकि पक्ुगण की प्रकृति अग्नीषोमीय याग है। प्रकृति में एक पशु होता है भोर एक पद्मु 

के शरीर में छब्जीस वंक्रियाँ (वक्त अस्थियाँ) होती हैं ।' विक्रृति याग में जहाँ दो पशुओं 

का विधान है, षड्विशति दाब्द का अभ्यास होता है। यदि अम्यास न किया जाए तो 

छब्बीस संख्यारप गुण का सम्बन्ध दो पशुओरों में सम्पूर्ण वहीं हो सकता। दो पजुश्नों में 

बावन दाव्द का समास भी महीं हो राकता, क्योंकि विकार करने से झअतिविलक्षण शब्द 
आप्त होता है और किसी भी पशु में बावन वंक्रियाँ--अ्रस्थियाँ नहीं होतीं । 


| 


श्रभ्यासे5पि तथेति चेत्‌ ॥२॥ 
श्रम्थास करने पर भी बही अप्राकृतत्वरूप दोष आता है, यदि ऐसा कही तो-- 
न गुणादर्थंक्तत्वाच्च ॥३॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि अ्रभ्यास करने से वंक्रियों का सम्बन्ध दोनों पश्नु्रों 
के साथ हो सकता है, परन्तु समास करने से ऐसा नहीं हो सकता । 
समासे४पि तथेति चेत्‌ ।॥४॥ 
समास करने में भी वहीं दोष भ्राएगा, यदि ऐसा कहो तो -- 
नासम्भवात्‌ ॥५॥। 
उक्त कथन ठीक नहीं, ग्रसम्भव होने से । 
स्वाभिवत्त वचन प्रकृतो तथेह स्थात्‌ ६ 
प्रकृति--अग्नीधोमीय याग में स्वसम्बन्धी बंकी वचन है, उसी प्रकार अभ्यास में 
भी हो सकता है। 
वंकरीणास्तु प्रधानत्वात्समासेनाभिधान स्पात्‌ प्राधान्यमत्नि गोस्तदर्थत्वात्‌ ॥»॥ 
सि०--वंक्षियों की प्रधानता है, पशुओं की नहीं। “्श्निगु: प्रैष” का भी यही भाव 
है। वंक्री की प्रधानता होने से समास का कथन ही ग्रभीष्ठ है । 
तासां च कृत्स्तवचनात्‌ ॥८॥। 
उन वंक्रियों का सम्पूर्णता से गिनने का वचन पाये जाने से भी उनकी प्रधानता 
सिद्ध होती है, पशुझों के नहीं । 
अपि त्वसन्निपातित्वात्पत्नीवदाम्नातेनाभिधान स्पात्‌ ॥६॥ 
पूर्व ०--पअरसन्निकृष्ट होने से वंक्रियों का पड्विद्वति शब्द विकार >+ऊह-रहित हो 
प्रयुक्त करना चाहिए (पत्नीं सनंह्य) शब्द के समान। 
चिकारस्तु प्रदेद्वत्वायजमानवत्‌ ५१०॥ 
सि०--यजमान शब्द की भाँति प्रदेश-वृत्ति होने से विकार--ऊह होता है। 
श्रपुव॑त्वात्तया पत्याम्‌ ॥१ 
इसी प्रमाण से श्रपूवे श्र्थ होने से 'पत्नी' दाब्द में ऊह करने की ग्रावश्यकता 


नहीं है। 
भास्नातस्त्वविकारात्संस्थासु सर्वेगामित्वात्‌ ॥१२७ 
पक्ष-उत्थापन--श्रकृति में प्रातिपदिक शब्द जैसे भ्राम्नात है, उस्ची प्रकार ऊह्‌ 
किये बिता पड्विज्ञति शब्द का प्रयोग करना चाहिए। संझ्यावाचक वचन में विकार करने 
है उसका सब वंत्रियों में कथन हो जाएगा । 
संख्या त्वेव॑ प्रधान स्याइंक्रय: पुनः प्रधानस्‌ ॥१श॥॥ 
निराकरण--इस श्रकार षड्विशति के ऊह करने में संख्या प्रधान है। प्रकृति से 
बंशी की प्रधानता है, संख्या की नहीं, अतः एकवचन ही उपपन्त होता है। 
श्रस्थासो वाधविकःरात्‌ स्थात्‌ ॥१४॥ 
पूर्व ०-- समान वचन नहीं है, भ्रभ्यास ही होता है, क्योंकि इस प्रकार से ग्रविकार 
ही जाएगा। 


मीमांसादर्शनम्‌ [धर 


पशुस्त्वेबं अधान स्वावभ्यासस्य तन्निभित्तत्वात्‌ तस्मात्समासबाब्दः स्थात्‌ ॥१५॥ 
सि०--ऐसा मान लेने पर यहाँ पर पशु ही प्रधानतया निरदिष्ट हो जाता है, 
प्रभ्यास करने में पश्लु शब्द निमित्त है, ग्रतः समास शब्द का पाठ करना योग्य है। 
अदबस्य चतुस्त्रिंगत्तस्य वचनाईँशेषिकम्‌ ॥१६॥ 
पूर्व ०--अद्वमेध यज्ञ में चौंतीस वंक्रियाँ समाम्तात हुई हैं, वहाँ वह वचन प्रइव 
का ही वैशेषिक है, अथवा सभी के लिए समान है। 
तत्पतिषिष्य प्रकृतिनिषुज्यते सा चतुस्त्रिशद्ाच्यत्वात्‌ ॥१७॥ 
सि०--वहाँ ऋचा का अर्थवान्‌ वचन होने से यह श्रश्व का ही वैश्ेषिक है, ऐसा 
न मानने पर ऋचा के वचन में अनर्थंकत्व दोष हो जाएगा । 
ऋग्वा स्थादाम्नातत्वादविकल्पदच त्याथ: ॥ १८॥। 
अथवा, जो ऋक्‌ आस्नात है, वह स्रप्रतिषिद्ध है, इस कारण से अ्रश्व॒ का वैशेषिक 
बचत होता है श्रौर वह ग्रविकल्प है। 
तस्यां तु वचनादेरवत्पदविकारः स्थात्‌ ॥१९॥ 
उस ऋचा में पद-विकार होकर चतुस्त्रिंशत (चौंतीस) न कहकर षड्विश्वति ही 
बोलना चाहिए, जैसे इरा के स्थान प्र गिरा बोला जाता है। 
सर्वप्रतिषेषों बाधसंघोगात्पदेन स्थात्‌ ॥२०ण। 
श्रथवा, 'चतुस्त्रिंशत' इस पद का ऋचा के साथ संयोग न होने से समस्त ऋचाओं 
का प्रतिषेध हो जाएगा -। 
बनिष्ठुसस्तिधानादुरूकेण वपाभिधानस्‌ ॥२१॥ 
ज्योतिष्टोम के अस्तीषोमी य॒पशुयाग में जो 'ग्रध्चिगो' वचन है, वहाँ वनिष्दु का 
सन्निधान होने से 'उरूक' द्ब्द उल्लू का वाचक न होकर वपा --चर्बी का वाचक है। 
प्रद्वांसाउस्थाभिधानम्‌ ॥२२॥ 
पुर्बे०-- भ्रप्िगु:पेष' सन्‍्तर में 'प्रशंसा' शब्द अ्सि --तलवार के अर्थ का वाचक है । 
ब्राहुप्रद्यंसा वा ॥२३॥ 
सि०--वहां 'प्रशंसा' शब्द बाहु की प्रशंसा बतानेबाला है। प्रशंसा-बाहु का श्र्य 
है--प्रशस्त बाहु। यदि तलवार श्रथ॑ होता तो :श्रश्ंप्ता' का ऊह करके बहुवचन करना 
पड़ता, परन्तु यहाँ ऊह विहित नहीं है। 
ह्येन-शला-कह्यप-कवष-स्तरे कपर्णेष्वाकृतिवचन प्रसिद्धसन्तिधानात्‌ ॥॥२४॥। 
पूर्व ०--हपेन, शला, कश्यप, कबष और स्रेकपण् में सारझ्य (झ्येन पक्षी के 
समान) वचन है, प्रसिद्ध श्येन आदि पद का सन्निघान होने से । 
कार्त्न्य बा स्पात्तथाभावात्‌ ॥२५॥ 
सि०--एक अज्ज के उद्धरण से अ्श्िगु नामक ऋत्विज को पशु के शरीर के 
अवयबों का पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकेगा, झ्त:ः सम्पूर्ण श्राकृति का उल्लेख किया गया है । 
प्रासड्धिके प्रायदिचत्तं न विद्यते परार्थत्वात्तदर्थों हि विधीयते ॥२६॥ 
इशयेपोर्ण मास इष्टियों में गाहेंपत्य ये अश्ति लाते समय यदि वह बुभ जाए तो 


€।४] 


प्रायश्चित्तरूप में ज्योतिष्मती इष्टि करने का विघात नहीं है, क्योंकि ज्योतिष्मती इष्टि 
अन्य के लिए होने से, श्रग्तिहोत्र के लिए ही विहित है। 
धारणे च पराभ॑त्वात्‌ ॥२७॥ 
खाये! भग्नि के बुक जाने पर भी यह प्रायश्चित्त नहीं होता, क्योंकि इसमें भी 
पराथंता विद्यमान है। 
कियार्थस्वादितरेषु कर्म स्थात्‌ ॥३८॥ 
पयुक्षण श्रौर परिसमूहन आदि तो संस्काराथे हैं, उत्तका शरौर कोई प्रयोजन नहीं, 
अ्रत: बे तो करने ही चाहिएँ । 
न तृत्यन्ने यस्प चोदनाथ्याप्तकालत्वात्‌ ॥२९॥ 
परार्थ उत्पल्त भगिन (दक्यंपीणंमास ) में जो अ्रग्तिहोत्र का विधान है, वहाँ काल 
के भ्रभाव में विगुणता होने से 'वाचा त्वा होता” आदि मन्त्र नहीं पढ़ा जाएगा । 
अदानदरदान अ्रपणे तद्धमंभोजनायथ त्वास्संसर्गाच्च सधूदकवत्‌ ॥३०॥ 
पुर ०--पयस के श्रपण में यदि देवता के उद्देश्म से प्रदान है तो पयोधम फय में भी 
करने चाहिएँ श्रोर श्रपणार्थं है तो नहीं करने चाहिएँ, वयोंकि मधु और उदक के समान 
संसृष्ट होने से तथा याग के लिए होने से प्रदेय द्रढ्य के जो धर्म कर्तव्य हैं, वे घ॒र्मे प्रदेय पय 
के भी कत्तंव्य हैं। 
संस्कारप्रतिषेंधदच तद् त्‌ ॥३१॥ 
श्र, प्रदेय संस्कारों का भी उस्धी प्रकार प्रतिषेध है। 
तत्प्तिषेघे च तथाभूतस्य बजेनात्‌ ॥३२॥ 
तथा, उस पय के प्रदेयत्व का निषेध माना जाए तो पयोमिश्चित चरुद्रव्य का भी 
निषेध हो जाएगा । 
अधर्मत्वमग्रदानात्पणोत्ता्थें विधानादतुल्यत्वादसंसगः ॥३३॥ 
सि०--पय में प्रदीयमान धर्मंता नहीं है ओर इसका प्रणीतार्थ में विघान है तथा 
चह श्लोर पय की तुल्यता भी नहीं है। 
परो नित्यातुवादः स्थात्‌ ॥३४॥ 
अन्य वचन (श्रयजुषा वत्सानपाकरोति) नित्यविधि का अनुवाद है। 
विहितप्रतिषेधो वा ॥३५॥। 
अथवा, वह वचन श्ाघ्वान्तर में विहित (यजुबा वत्सानपाकरोति) विधान का 
प्रतिषे धक है। 
चर्जने गुणभावित्वात्तदुक्तप्रतिषेधात्स्पात्कारणात्केवलाइनस्‌ पर३ेद्दा। 
पूर्वोक्त (पयो मा भुंक्ष्द--तू दूध का सेवन मत कर] प्रतिषेध के कारण पथ+- 
शंसृष्ट प्रन्त के भक्षण का वर्जन किया गया है, वह्‌ युक्त है। भोजन में दुध प्रप्रघान है। 
क्ैबल दूध का सेवन ब्रत में तथा श्रौषय के रूप में किया जाता है। केवल ग्रोदन--भात 
का प्रक्षन (खाना) हो सकता है। 
ब्लघर्माच्च लेपवत्‌ ॥३७॥ 
ब्रह्मचारी के लिए मांस श्रादि का निषेष है ! मांस से संसृष्ट पदार्थों के सेवन से 


मीमांसादर्श्नम्‌ [धड 


उसके व्रत का लोप होता है, उसी प्रकार यहाँ भी पय से संसूष्ट पदार्थों का वर्जन हो 
जाएगा। 
रसप्रतिषेधों वा पुरुषधस त्वात्‌ ॥३८॥ 
उपर्युक्त कथन ठीक नहीं । ब्रत पुरुष का धर्म होने से रस का प्रतिषेध है। पय-- 
दूध का प्रतिषेध उस प्रकार का नहीं है, श्रतः प्रथम परिहार ही समुचित है। 
भ्रभ्युदये दोहापनय: स्वधर्मा स्पात्यवृत्तत्वात्‌ ॥३६॥ 
चन्द्रोदय निमित्तक प्रभ्युदय-इष्टि में स्वघर्मा और इज्या के लिए शूत--पके हुए 
डूध तथा दि इन दोनों द्रव्यों के धर्मों का अनुष्ठान करता चाहिए, क्योंकि वहाँ दही की 
भी शआ्राहुति दी जाती है भौर पके हुए दूध की भी । 
झुतोषदेश्ञाच्च (४ ०॥ 
झूत--पके हुए दृध के उपदेश से भी इज्यार्थ ही दही ओर पके हुए दूध के पर्म 
करने चाहिएँ। 
अपनयों वार्थान्तरे विध!नाब्चरुपयोबत्‌ ४१ 
चछ शौर पयस के समान श्रपणरूप कार्यान्तर में विधान होने से इज्या के घ॒र्मे का 
अभाव है। 
अपणानां त्वपुर्वत्वात्मदानाथें बिधात॑ स्थात्‌ ॥४रा। 
पूर्व ० -- पय भ्रादि श्रपण का याग के लिए विधान है, श्रपू्वे कर्म होने से । सोम 
प्रदेय है। सोम की अपूर्वता होते से श्रदानार्थ पय का विधान होता है, अत: प्रदेश पयो-धर्म 
यहाँ पर करने ही चाहिए । 
शुणों वा श्रपणायंत्वात्‌ ॥४३॥ 
सि०--पय सोम का गुणभूत द्रव्य है, प्रदेय नहीं है, क्योंकि पपस का उपयोग श्रपण 
श्र्थात्‌ मिश्रण के लिए है। 
श्रनिर्देशाबच ॥४४॥ 
श्ौर पयस का देवता के साथ निर्देश न होने से पयल गरौण है, श्रतः उसमें प्रदेय के 
धर्म कर्तव्य नहीं हैं । 
ख़ुतेश्च तठाघानत्वात्‌ ४५॥ 
तथा, द्वितीया विभक्ति की (पथसा सोम॑ श्रोणात्ति) श्रुति होने से भी सोम की 
प्रधानता स्पष्ट है। 
अर्थवाददच तदर्थत्वात्‌ ॥४६॥ 
श्रौर, श्रंवाद भी सोम की प्रधानता सूचित करने के लिए ही है। 
संस्कार प्रतिभावाच्च तस्मादन्‍्यप्रधानम्‌ ॥४७॥ 
सोम के संस्कार के लिए होने से भी पयस श्रप्रधान--गौण है। 
पर्यग्निकृतानासुस्समें ताद््यंघुपधघानवत्‌ ॥४८ा॥ 
पु ०--जसे चर का उपादात उपधानार्थ होता है, उसी प्रकार पर्यम्निकृत वन्य- 
पशुझों के उत्सगं में होता है, प्र्थात्‌ झालम्भन (छू) कर उन्हें छोड़ दिया जाता है! 


€४] 


ज्षेषप्रतिषेधों वार््यभावादिडान्तवत्‌ ॥४६॥ 
सि०--पर्यग्ति संस्कार करने के पढ्चात्‌ प्राकृत झज्धों का प्रतिषेध है, कत्तेव्यायें 
न होने से, ठीक उसी प्रकार जैसे झातिथ्य में इडान्त कर्म भ्रन्य कर्मों का निवर्तक है। 
पू्ववत्त्वाच्च दाब्दस्य संस्थापयतीति चाप्रवृत्ते नोपपग्चते ॥५०७ 
श्रौर, पूर्व शब्द याग की प्रवृत्तिवाला है तथा राज्य के द्वारा शेष का संस्थापन 
होता है। यदि यागपर्व प्रवृत्ति नहीं है, उत्सगं-मात्र ही है तो वहाँ 'संस्थापयति' शब्द 
उपपन्न नहीं होता, भरत: शेष का प्रतिषेघ ही सिद्ध होता है । 
क्रिया वा स्थादवच्छेदादकर्म सवंहान॑ स्थात्‌ ॥५१॥ 
अथवा, ग्रवच्छेद सत्र में क्रिया होनी चाहिए। जब याग होता है तो सभी याग- 
कर्म करने चाहिएँ। यदि याग न हो तो प्रकर्म हैं, संस्कारों का सवंहान हो जाएगा, भ्रत: 
कर्मशेष प्रतिबन्ध पक्ष में भी सभी कुछ करना चाहिए। 
श्राज्यसंस्था प्रतिनिधि: स्याद्‌ ब्रव्योत्सर्गात्‌ (५२७ 
पूर्व ०---द्रव्य के उत्सगं होने से आज्य की समाप्ति प्रतिनिधिमूत है। 
समाप्तिवचनात्‌ ॥५३॥ 
तथा, समाप्ति-वचन पाये जाने से भी यही सिद्ध होता है कि. पूर्व को ही परि- 
समाप्ति है। 
चोदना या कर्मोत्सर्गादन्ये: स्यादविश्िष्टत्वात्‌ ॥५४॥ 
सि०--पूर्वकर्म की परिसमाप्ति होने से कर्मान्‍्तर का विवान होता है, दोनों 
बाफयों में समानता होने से । 
अनिज्यां च बनस्पते प्रसिद्धाउन्तेन द्शयति ॥५५॥ 
भ्रज्धान्तर द्वारा वनस्पति-याग का ग्रभाव बताया जाता है। 
संस्था तद्देवतात्वात्‌ स्थात्‌ ॥५६॥ 
संस्था शब्द समाप्ति का बाचक है, पत्नीवत्‌ देवताक होने से । 
॥ इति पृर्वमीसांस्ताद्शने नवमाध्यायस्थ चतुर्थ: पादः॥ 
इति नवमोध्ध्यायः ॥ 


दशमसोध्ध्याय: 


प्रथमः पादः 


विधे: प्रकरणास्तरे्तिदेश्ात्सवंकर्म स्थात्‌ ॥१॥ 

पूर्व ०--प्रकृतियाय के प्रकरण में जिस-जिस कर्म का विधान है, उस सबका 
विकृतियाग में भ्रतिदेश है, अतः प्रकृति में बिहित सभी कर्म विक्ृति में भी करने चाहिएँ, 
चाहे वे लुप्त ही क्यों न हों । 

अपि वाप्मिधानसंस्का रद्र व्यर्थ कियते तादर्थ्यात्‌ ॥२॥ 

सि०--अभिषान-संस्कार द्रव्य प्रयोजन होने पर ही किया जाता है; जहाँ प्रयोजन 
नहीं वहाँ नहीं होता, क्योंकि वह अन्य प्रयोजन के लिए ही श्राम्नात है, स्वार्थ के लिए 
नहीं । 

तेषामप्रत्यक्षशिष्टत्वात्‌ ॥३॥ 

क्ृष्णलों (सोने के टुकड़ों, वस्तुतः घूँघच्री --चिरमठी अ्रथवा कोई अत्त-विशेष ) 

का पाक इसलिए करना चाहिए क्योंकि श्रुति में स्पष्ट विधान कर दिया गया है । 
इष्टिरास्स्भसंयोगावजूभूतान्तिवर्तेतारस्भस्प प्रधानसंयोगात्‌ ॥४॥ 

प्रकृतियाग की दीक्षणीय-इष्टि में जो आरम्भणीया-इष्टि की जाती है, उसका 
ज्योतिष्टोम की दीक्षणीय में बाघ हो जाता है, क्योंकि ग्रारम्भ का सम्बन्ध प्रधान याग के 
साथ है। 

प्रधानान्चान्यसंपुकतात्सर्वा रम्भान्लिवर्तेतानड़त्वात्‌ ॥५॥ 

राजसूययाग में पशुयाग, सोमयाग श्रादि प्रधात कर्म हैं, उनके प्रन्तगंत प्रनुमति 
भादि इष्टियाँ भी हैं । इन भ्रनुमति इष्टियों में भी ग्रास्म्मणीया-दष्टि का बाध है, क्योंकि 
जो प्रधात कर्म दुसरे प्रधान कर्मों से जुड़े हैं, उनमें धाारम्भणीय कर्म करने की श्रावश्यकत्ता 
नहीं है। 

तस्‍्यां तु स्यात्प्रयाजबत्‌ ॥६७ 

पूर्व ०---एक आरम्भणीया-इष्टि में दूसरी श्रारम्भणीया-इष्टि प्रधाज के समान 

करनी चाहिए। 
न वाउच्धभूतत्वात्‌ ॥७॥ 

सि०--आरम्भणीया-इष्टि में झ्रारम्भणी या-इष्टि नहीं होती, क्यों कि वह तो दछ्श- 

पोणमास की भ्रज्भमूत् होती है । 
एकवाक्यत्वाच्च ॥८॥। 

क्केबल एक ही वाक्य है जो भ्रारम्भणीया का विधान करता है, ग्रतः प्रारस्भणीया- 

इष्टि में श्रारम्भणीया नहीं होती । 


श्ग१] 


कर्म च ब्रच्यसंयोगार्थर्षाभावान्निवर्तेत तादथ्य॑ श्रुतिसंयोगात्‌ ॥र्धा 
द्रत़्य के संयोग के लिए जो कर्म होता है, वह श्र का श्रमाव होने से निवत्त हो 
जाता है, क्योंकि तादथ्यें का श्रुति से संयोग होता है, श्रतः यूप करणार्थ जो यूपाहुति श्रादि 
संस्कार हैं, वे निरभेक होने से निवृत्त हो जाते हैं । 
स्थाणों तु देदाभात्रत्वावनिवृत्ति: प्रतीयेत ॥ १०१ 
पूर्व ०--अग्नीषोसीय पश्चुयाग में स्थाणु में स्थाणु की आह॒ति श्रूयमाण होती है, 
यूप-संस्कार की भाँति स्थाणु में निवृत्ति की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि वह उपकारक 
कर्म है। 
अ्रपि वा शेषभ्तत्वात्संस्कारः प्रतीयेत ॥ ११७ 
सि०--यूप का अज्ञमूत होने से प्राहुतिरूप कम की संस्कार में आवश्यकता 
प्रतीत होती है। 
समास्यानं चर तहत्‌ ॥१२७ 
प्रौर, समाख्याव भी ग्रवान्तर-प्रकरण यूप के अज़ुत्व का साधक है। समाख्याव 
स्थाणु-प्रधात आहति का ही होता है । 
मन्त्रवर्णक्च तहत्‌ ॥ १३३ 
तथा, समाख्यान की भाँति मन्‍्त्र-वर्णन भी अज़ूत्व में प्रमाण है। 
प्रयाजे च तन्स्‍्यायत्वात्‌ ॥१४॥ 
प्रयाज में संस्कार-कर्म स्याय्य है। स्थाणु में आ्रहुति और शेषमूत होने से उसका 
संस्कार उचित ही है । 
लिख्दर्इनाच्च ॥१५॥ 
तथा, इस पक्ष में प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं। 
तथा5ज्ष्यभागालनिरऐीति चेत्‌ ॥१६॥ 
श्राक्षेप--उत्तम प्रयाज के समान ग्राज्यभाग के प्रन्तगंत होनेवाला अग्ियाग भी 
शम्निपत्य उपकारक है, यदि ऐसा कहो तो--- 
व्यपदेशञादेवतान्तरम्‌ ॥१७॥ 
समता ०-- उक्त कथन ठौक नहीं । व्यपदेश् (वाक्य में निर्देश होने) से देवतान्तर 
(प्रधान देवता से भिन्‍न) का बजन किया जाता है । 
समत्वाच्च ॥ १८७ 
श्ौर, याग्र तथा देवता दोतों ही प्रयोजनवाले हैं, भरत: देवता की यागार्थता 
श्याथ्य है। देवता के बिना याग नहीं हो सकता तथा उपका रक कर्मों से समत्व है। 
पद्मावपोति चेत्‌ ॥१६॥ 
झाक्षेप--प्राज्यभागारिन याग जैसे आरादुपकारक है, उसी प्रकार पश्चु-पुरोडाश 
हैं भी प्रारादुपका रकत्व है, यदि ऐसा कहो तौ-- 
न तद्भूतवचनात्‌ २०७ 
सम्ता ०---ठक्त कथन ठीक नहीं, एक देवता प्रतिपादक वचन के पाये जाने से | 
जिंध बैवता फा पशु है, उसी देवता का पुरोडाश्य होता है। 


मीमांसादर्शनम्‌ [१०१ 


लिज्भदर्शनान्च ॥२१७ 

प्रमाणों के उपलब्ध होते से भी पशु-देवता-संस्कार के लिए पुरोडाश याग 

होता है। 
गुणों वा स्थात्कपालवद्गुणमुतविकाराच्च ॥ २२0 

पूबे “देवता भरज्ञं है। जैसे कपाल श्रपण और तुषोषवपन में होता है, उसी 
अकार पग्नीषोमीय देवता अभिन्‍न पश्चुयाग शौर पुरोडाझ याग में गुणभूत हो जाएँगे। 
इससे भी भारादुपकारकत्व सिद्ध होता है । 

श्रपि वा शेषमभूतत्वात्संस्कार: प्रतीयेत स्वाह्मकारवदज्भवतामर्थसंयोगात्‌ ॥२३॥ 

सि०---उकत कर्म ग्रारादुपकारक नहीं किन्तु देवता के संस्कार के लिए देवता- 
प्रयोजनवाला है । स्वाह्मकार उच्चारण जैसे देवता-संस्कार के लिए है, उसी प्रकार 
उक्त कर्म भी देवता-संस्कार के लिए है, क्योंकि अज्भ का प्रयोग के साथ सम्बन्ध 
होता है। 

व्यूद्धनचनं च विप्रतिपत्तों तदर्थत्वात्‌ ॥२४॥॥ 

तथा, सौत्रामणी में पशु पुरोडाश श्रौर देवता की विश्नतिपत्ति के सम्बन्ध में 

व्यूद्ध--अज्भ लोप वचन देवता-संस्कार में ही श्रवकल्पित होता है । 
गुणपीति चेत्‌ ॥२५॥ 
गुणपक्ष (पुरोडाश याग) में भी समान दोष है, यदि ऐसा कहो तो-- 
नासंहानात्कपालवत्‌ ॥२६॥ 

उक्त कथन ठीक नहीं। जैसे कपालों का हान नहीं होता, उसी प्रकार पशु-देवता 

में भी हान नहीं होता । 
अहाणां च सम्परतिपत्तों तदचन तदर्थत्वात्‌ ॥२७७ 

पर, सौत्रामणी में ग्रहों के देवता के सम्बन्ध में विवाद नहीं ओर जो ग्रहों में 
पुरोडाश सम्बन्धी वचन (ग्रहपुरोडाश हम ते पशवः) है, वह ग्रह और पद्ु दोनों देवता. 
संस्कार के लिए हैं, अ्रत: संस्कार पक्ष ही बलवान्‌ है। 

ग्रहाभावे तदचनम्‌ ॥२८५॥ 

तथा, यदि ग्रह देवता के संस्कार के लिए है तो पुरोडाश भी देवता के संस्कार के 
लिए है। 'नेतस्थ पश्षोप्रेंह गृह्हन्ति--यह वाक्य ग्रहों के अभाव का सूचक है, इस भ्रभाव 
का प्रयोजन यह है कि ग्रह और पुरोडाश का प्रयोजन एक है। 

देवतायाइच् हेतुत्वे प्रसिद्धं तेन दर्शयति ॥४२९६॥॥ 

अग्निदेवताक पशु होता है और पुरोडाश भी भ्रश्निदेवताक है, भ्रत: पुरोडाश भी 

देवता के संस्कार के लिए है । 
अविस्द्धोयपत्तिरर्थापत्ते:शुतवद्‌ गुणभूतविकार: स्थात्‌ ३०३ 

अघानभूत भी पश्तीषोमों में धर्मों की उपपत्ति अवरुद्ध होती है। प्र्थापत्ति से 
प्रधानभूत भी प्राकृतकार्य याग-विवृत्ति को करते हुए दूरभूत धर्मों के ढ्वारा शृतत-पके 
हुए दूध की भांति पूज्यमान होते हैं । 


१०१ | 


स॒ हचर्थ: स्थाडुभयो: श्रुतिभूतत्वाद्विप्रतिपत्तो तादर्ष्याद्वि कारत्वमुक्त 
तस्थार्थवादत्वभ्‌ ॥३ १॥ 
याग दो प्रयोजनवाला होता है, एक देवता-संस्काराबे पौर दूसरा छिद्र ढकने 
के लिए । दोनों ही प्रयोजन वेदविहित होने से अर्थवान्‌ हैं। संशय उत्पन्त होने पर 
उभयाथेक याग समभना चाहिए । विकृतियाग भी उसी के लिए है। “पद्ोरेव' इत्यादि 
वाक्य ग्रथेवाद है। 
विप्रतिपत्तो तासामाखच्याविकार:ः स्थात्‌ ॥३२॥ 
जहाँ सन्देह होता हो, वहाँ देवताग्रों के नाम का विकार होता है । 
अभ्यासो वा प्रयाजबदेकदेशोडउन्यदेवत्यः ॥३३॥ 
अथवा, १रोडाश याग का अभ्यास है, उसका एक देश प्रयाज की भाँति भिन्‍न 
दैवतावाला होता है । 
चरुूहेविविकार: स्थादिज्यासंयोगात्‌ ॥३४ी। 
याग के साथ सम्बन्ध होने से चरू शब्द का ग्रथे हवि का विकार ही है। 
प्रसिद्ध ग्रहणत्वाच्च ॥३५॥ 
पूबव ०--चरू स्थाली में प्रसिद्ध हे। हिमालय से कन्याकुमारी तक इसी का प्रयोग 
भी देखा जाता है, अतः स्थाली में ही हवि का विकार भी होता है। 
श्रोदनो बाइन्‍नसंयोगात्‌ ॥३ ६॥ 
सि०--प्न्न ग्रर्थात्‌ श्दतीय--खाने योग्य पदार्थों के साथ सम्बन्ध होने से चरू 
शब्द का प्रथें ग्रोदन --भात ही है । 
न दृचर्थत्वात्‌।३७॥ 
पूर्व ०--उक्त कथन ठीक नहीं । चर शब्द का भ्रर्थ भ्रोदन मानने पर उसमें दो 
प्रध॑वाला होने का दोष आता है, क्योंकि चर शब्द स्थाली में प्रसिद्ध है। 
कपालविकारो वा विशये5थोंपपत्तिस्याम्‌ ॥३८॥ 
अथवा, चरु कपाल का विकार ही है। संशय होने पर योग्यता ग्रौर उत्पत्ति से 
ब्रध का निःचय होता है । 
गुणसुख्यविशेषाज्च ॥३६॥ 
झोर, गाण झौर मुल्य के विशेष हेतु से भी कपाल विकार होता है। 
तत्‌ श्रुत्ती चान्यह॒विष्ट्वात्‌ ॥४०॥ 
चर की श्रृति में श्रन्य हवियों का भी सम्बन्ध होने से यही पक्ष सिद्ध होता है 
लिज्धदर्शताच्च कद १ 
प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी यही सिद्ध होता है कि चह कपाल का विकार है। 
श्रोदनो वा प्रयुक्तत्वात्‌ ॥४२॥ 
सि०--चरु शब्द का प्लोदत में भी प्रयोग होने से श्रोदत भी हवि का विकार 


होता है । 


मीमांसादर्शनम्‌ [श्ग१ 


श्रपृ्व व्यपदेशाच्च ॥।४३॥ 
और, अपूर्व का व्यपदेश होने से भी छोदव के द्वारा ही हषि का विकार 
होता है । 
तथा च्‌ लिखूदर्दी नस्‌ ॥४४॥ 
ऐसा मानने पर इसमें अन्य प्रमाण भी उपलब्ध हो जाते हैं। 
स कपाले ज्रकृत्या स्पादन्यस्थ चाश्रुतित्वात्‌ ॥४४५॥ 
पूर्व ०--ओऔदन का पाक ग्राठ कपालों में करता चाहिए, क्योंकि दक्शपोण्णमास- 
रूप भ्रकृति मे कपालों की प्राप्ति होती है और अ्रन्य कोई पात्र शास्त्र-विहित नहीं है, 
श्रत: डछका कोई नियम नहीं है। अर्थ॑प्राप्त जिस क्रिसी भी द्रव्य में पाक किया जा 
सरसा है। 
एकस्मिन्‌ वा विप्रतिषेबात्‌ ॥४६॥ 
आठ कपालों में पाक का अभ्यास होने से एक पाल में ही चरु का पाक किया 
जाना चाहिए । 
ज्ञ वार्ड्धान्तरसंघोगादपुपे पाकसंयुकक्‍तं धारणार्थ चरो भवति तत्नार्थात्पात्र॒लाभ: 
स्पादनियप्तो5विशेषात्‌ ॥8७॥ 
अथवा, श्रर्थान्तर का संयोग होने से श्रोदव का पाक कपालों में वहीं करना 
चाहिए, क्योंकि कपाल की भ्रावद्यकता तो अपूप--पुरोडाक्ष के लिए होती है। चरु-- 
ओदन में प्रयुकत कपाल उदक-- जल के धारण के लिए होता है। उदकगत ऊष्मा से ही 
ओरोदन का पाक होता है, कपालगत ऊष्मा से नहीं ; भ्र्थापत्ति से पात्र का लाभ होता है। 
प्रग्मुक पात्र होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। 
चरौ वा लिज्भुदर्शनात्‌ ॥४८॥॥ 
सि०--चह को स्थाली में ही पकाता चाहिए, कटाह भ्रथवा कपालों पर नहीं, 
क्योंकि ऐसे प्रमाण उपलब्ध होते हैं । 
तस्मिन्पेषणसनथे लोपात्स्यात्‌ ॥४६।। 
पूर्वें०--चरु में पेषण (पीसना) करना चाहिए, क्योंकि पेषणरूप ग्रर्थ का लोप 
उसमें नहीं है। 
अज़िया वा भपुपहेतुत्वात्‌ ॥५०॥४ 
सि०--ओदन बनाने के लिए चावल का पेषण नहीं होता, पुरोडाशः बनाने के 
लिए आझाटा पीसा जाता है । 
पिण्डार्थत्वाज्च संयवनम्‌ ॥५१॥ 
चरु का संयवन (पानी मिलाकर गूंघना) नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहू पिष्ड 
बनाने के लिए है। 
संवषन च तादर्थ्यात्‌ ॥५२॥ 
संवपन पुरोडादय में किया जाता है, क्योंकि वह उसी के लिए होता है। 


३०१-२] 


सनन्‍्तापवण्षणः अपणात्‌ ॥५२॥ 
सम्तापन का भी चरु--ओदमभ में बाघ है, क्योंकि बह अ्रध:श्रपण --पुरोडाश् के 
नीचे के भाग को पकाने के लिए होता है। 
उपधान च॒ तादर्थ्यात्‌ ॥५४त 
उपधान भी प्रवावश्यक है। कपालों को झ्राग पर रखने को “उपघान! कहते हैं, 
भात में यह भी व्यर्थ है। 
पुथुबलद्षणे चाश्नपूपत्वात्‌ करा 
प्रोर, चह में प्रथन (लोई बनाने) तथा इलक्षण (चिकना करने) का भी निषेष 
है, क्योंकि ये क्रियाएँ पुरोडाञ् में होती हैं । 
ग्रभ्यूहचोपरिपाकाय्त्वात्‌ ४५६७४ 
ओ्रोदन में श्रभ्यूहन का भी बाघ है । पुरोडाश को करछुल से झज्ारे लेकर ढक 
देते हैं, जिससे ऊपर का भाग पक जाए । भात में यह भी व्यथ है। 
तथा च ज्वलमम्‌ ॥ ५७॥ 
प्रवज्वलन (दम के पूलों को जलाकर चारों ओर से गर्म करना) भी पुरोडाश 
के साथ होता है, भात में यह भी व्यर्थ है। 
च्युद्धृत्याइसादन च॒ भ्रकृतावश्ुतित्वात्‌ ॥५८॥ 
पुरोडाश को कपालों से उठाकर अलग रखते हैं। चरु में उसका भी बाघ है, 
श्रुति में विधान न होते से । 
॥ इति पूर्वमीमांसादर्शने दशमाध्यायस्य प्रथम: पाद: ॥ 


हद्वित्तीयः पादः 


फुष्णलेष्चर्थ लोपादपाकः स्पक्त्‌ ॥ १ 
बूबं ०--कष्णल (सोने के टुकड़े) चरू में पाकरूप अर्थ के सम्भव न होने से अर्थे 
का लोप होता है, श्रतः कृष्णलों को पकाने की आवदयकता नहीं है । 
स्थाद्वा प्रत्यक्षद्विष्टत्वास्प्रदानवत्‌ ॥२॥ 
सि०---कृष्णालों का पाक होना चाहिए, क्योंकि श्रुति में प्रत्यक्ष विधान है। क्ृष्णालों 
का प्रदन -- भक्षण नहीं होता, उनका प्रदान होता है। इसका दृष्टफल तो नहीं है, भ्रदृष्ट 
फल होगा । 
उपस्तरणाभिघारणयो रमृताथंत्वादकर्म स्थात्‌ झा 
ऋृष्णलों में उपस्तरण (उंडेलना) शोर श्रभिधारण (घी डालने) का बाघ है, 
क्षोंकि ये क्रियाएँ भात को स्वादिष्ट बनाने के लिए की जाती हैं । 
क्रियेत वा5थंवादत्वात्तयो: संसगंहेतुत्वात्‌ ॥४॥ 
पूबे०--$ष्णल में उपस्तरण श्र श्रप्रिघारण दोनों क्रियाएँ करनो चाहिएँ, 
बषोंकि प्रकरणान्तर में विधि का श्रतिदेश्व होने से समस्त कर्म होता है। स्वादुत्वकरण तो 
क्षेषलत प्रथेवाद है । ग्राज्य का संसर्ग-मात्र ही किया जाता है। 


मीमांसादर्शनम्‌ [शगर 


श्रकर्म वा चतुर्भिराप्तिवचनात्सह पूर्ण पुनवच तुरवत्तम्‌ ॥५॥ 
लि०--चर्ता भिः! इस प्राप्तिवचन के होने से उपस्तरण और भ्रभिघारण--दोनों 
की निवृत्ति हो जाती है। इनके साथ फिर पूर्ण चतुरवत्त ही हो जाता है और वहाँ पर 
झप्तिवचन का व्याघात हो जाता है। कृष्णल चार हैं और प्रवदान भी चार ही हैं, अतः 
एकं-एक क्ृष्णल एक-एक अवदान के स्थान में होता है । 
क्रिया वा मुख्यावदानपरिभाण।त्‌ सासान्‍्यात्तद्‌गुणत्वम्‌ ॥६७ 
उपस्तरण और अभिषारण दोनों कर्म करने चाहिएँ, क्योंकि प्रकृति में मुख्य 
अवदान के परिमाण का कथन पाया जाता है । परिमाण स्वयं गुण--श्रज्ध होने से मुख्य 
द्रव्य का बाघ नहीं कर सकता, प्रतः उक्त दोनों क्रियाएँ की जानी चाहिएँ। 
तेबां चंकावदानत्वात्‌ ।७॥ 
और, चारों कृुष्णलों की एक ही अ्वदानता होती है, श्रतः उक्त दोनों क्रियाएँ 
करनी चाहिएँ। 
ग्राप्तिः संख्या समावत्वात्‌ ॥८॥॥ 
संख्या की समानता होने से झाप्तिवचत चतुःसंझ्या की ही संस्तुति है, श्रतः 
उपस्तरण और ग्रभिघारण क्रियाग्रों की निवृत्ति नहीं होती । 
सतोस्त्वाप्तिबचन व्यषस्‌ ॥९॥ 
श्राक्षेप ०---उपस्तरण प्रौर भ्रभिघारण के विद्यमान होने से श्राप्तिवचन व्यथ ही 
होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उसका कोई संस्तव नहीं होता । 
विकल्प्स्त्वेकावदानत्वात्‌ ॥१०॥ 
पूर्व ०-- एक अ्वदान का कथन होने से उबत दोनों क्रियाश्रों की निवृति होती है; 
इस लिजू में विकल्प होता है। 
सब बिकारे त्वम्थासानथंक्‍्य हविषो होतरस्थ स्पादपि वा स्विष्टक्तः 
स्यादितरस्पान्यायत्वात्‌ ॥ १ १॥॥ 
पूर्व ० --चारों क्ृष्णलों में सर्वावदान का विकार होने पर 'चत्वारि-चत्वारि! 
यह भ्रम्यास निरथेंक हो जाएगा । हमारे पक्ष में इतर ह॒वि द्वितीय श्रवदान की श्रपेक्षा 
करके प्रम्यास भ्रवकल्पित होता है। स्विष्टकृत्‌ के लिए अभ्यास्र चरिताथे है, यदि ऐसा 
कहा जाए तो ठीक नहीं, क्योंकि प्रधान प्रकरण का त्याग करके भ्रन्य प्रकरण का स्वीकार 
करना भ्रन्याय है, श्रतः दोनों क्रियाएँ करनी ही चाहिएँ । 
अ्रकर्मा वा संसर्मार्थनिवृत्तित्वात्‌ तस्मादाप्तिसमर्थंत्वम्‌ ॥॥१२॥ 
स्ति०-कृष्णलों में उतस्तरंण झोर प्रभिघारण नहीं करने चाहिएँ। खू क्‌ के 
साथ कृष्णल का संयोग न होने से प्रकृत प्रयोजन की निवृत्ति होती है श्रौर श्राप्तिवचनत 
भी उपप॑नन हो जाता है। 
सन्षाणां तु प्रीत्यर्थत्वादकर्म स्थात्‌ ॥॥ १३॥॥ 
पू्े ०--भक्षों का प्रकृति में होना भक्षजन्य प्रीति के लिए होता है, श्रतः कृष्णल 
चऋरु में ये भक्ष नहीं करने चाहिए । 


१०२] 


स्याहा निर्धानदर्शनात्‌ ॥ १४७ 
सि०--निर्धान' शब्द से कृष्णल के भक्षण का विधान है। खाते क्या हैं, चूस लेते 
हैं, क्योंकि श्रुति में विधान है । 
वचन त्वाज्यभक्षस्थ प्रकृतों स्पादभागित्वात्‌ ॥१५॥॥ 
आक्षेप---प्रथवा, प्रकृतियाग में होते से यह वचन श्राज्य जघृत-भक्षण के लिए 
है, क्योंकि यह क्रिया कष्णल चर में शक्य नहीं है। 
वचन वा हिरण्यस्य प्रदानवदाज्यस्य गणभूतत्वात्‌ ॥१६॥ 
ससा०--उकक्‍्त वचन “हिरण्या/ के लिए है, घृत के लिए नहीं। अ्दनीय-+ 
भक्षणीय पदार्थ के प्रदान के समान क्ृष्णल चरु का ही अक्षण है, क्योंकि झाज्य तो 
गौण है। 
एकथोपहारे सहत्व॑ ब्रह्ममक्षाणां प्रकृतो विहितत्वात्‌ ॥१७॥ 
सि०--एक समय में प्राकृत इडा आदि हवि के चार भाग करने में महत्त्व होता 
है, अह्या नामक ऋत्विज के भक्षभाग के प्रक्तियाग में विहित होने से । 
सर्वत्वं च तेषामघिकारात्स्यात्‌ू ॥१८॥ 
पुर्वें०--और, अहया-सम्बन्धी भाग को सर्वेत्व विहित है, अधिकार होने से । 
पुरुषापनयों वा तेषासवाच्यत्वात्‌ ॥१8॥ 
सिए०--शेष ह॒वि में ब्रह्मा का सम्बन्ध होने से दूसरों के सम्बन्ध की निवृत्ति है, 
क्योंकि भ्रन्य ऋत्विजों का निर्देश नहीं है। 
पुरुषापनयात्स्वकालत्वम्‌ ॥२०॥॥ 
भन्‍्य ऋत्विजों का अपतय हो जाने से यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक भक्षण यथा- 
समय ब्रह्मा को ही करना चाहिए। 
एकार्थेत्वादविभागः स्थात्‌ ॥२ १ 
सम्पूर्ण चरु एक ब्रह्मा नामक ऋत्विज के लिए होने से विभाग की झ्ावश्यकता 
नहीं है। 
ऋत्विग्दावं धर्मसात्रायं स्थाहदाति सामर्थ्यात्‌ ॥२२॥ 
पूर्व ०--ऋत्विजों को जो दान दिया जाता है, वह केवल घर्मेमात्र है, क्योंकि उसकी 
ऋतंव्यता सुनी जाती है भोर यह कतेव्यता 'ददाति' शब्द की सामथ्ये से सिद्ध है । 
परिक्रयार्थ त्रा कर्मंसंयोगाल्लोकवत्‌ ॥२३॥७ 
सि०--ज्योतिष्टोम प्रादि यज्ञों में जो दक्षिणा दी जाती है, वह लोकव्यवहार के 
समान ऋत्विजों की सेवाश्नों के परिक्रय (खरीदने) के लिए पारिश्रमिकरूप में दी 
जाती है। 
दक्षिणायुवतवचनाच्च ॥२४।॥ 
*दक्षिणायुक्‍ता बहन्त्युत्विज:--इस वचनरूपी श्रमाण से भी परिक्रय के लिए 
ही दान सिद्ध होता है ॥ 
परिकीतवचनाक्च ॥२श॥ 
“दक्षिणापरिकरीता ऋत्विजो थराजयन्ति'--इस वचन से यह श्रथें द्योतित होता ६ 


मौमांसादर्शनम्‌ [वर 


कि दीक्षित ऋत्विज दक्षिणा से परिक्रीत होते हुए यज्ञ कराते हैं, प्रतः परिक्रयार्थ ही दान 
होता है। 
सनिवन्ये च भुतिवचनात्‌ ॥२६॥ 
याज्या से प्राप्त धन में मृति शब्द का प्रयोग होने से भी दान परिक्रयार्थ ही 


होता है। 
नंष्कतुफेण संस्तवात्‌ १२७॥ 

निष्कतुंक (लकड़हारे) शब्द का भ्रयोग होने से भी दान परिक्रया्थ ही होता 
है ( जैसे लकड़हारा पारिश्रमिक के लिए कार्य करता है, उसी प्रकार ऋत्विज मी दक्षिणा 
के लिए यज्ञ कराते हैं । 

शेषभक्षदच तद्॒त्‌ ॥२८॥॥ 
पूर्व ०--ह॒विशेष का मक्षण भी दक्षिणा दाव के ही समान परिक्रपा्थे होता है। 
संस्कारों वा ह्रव्यस्य परार्थत्वात्‌ ॥२६॥॥ 

स०- -दक्षिणा भले ही परिक्रयाथथ हो परत्तु हवि का भक्षण परिक्याथे नहीं है, 

बहू तो द्रव्य के संस्काराथे होता है। 
शेषे च समत्वात्‌ ॥३ ० 

जो द्रव्यशेष है, वह देवता के लिए संकल्पित हैं। उसका उपयोग न करने में 
यजमान और ऋत्विज दोनों समान हैं। इससे भक्षण का परिकयाषें व होना ही सिद्ध 
होता है । 

स्वामिनि च दर्शनात्तत्सामान्यादितरेषां तयात्वभ्‌ ॥३१७ 

स्वामी --यजमान में क्षेष-भक्षण विहित है, क्योंकि इडा में क्षण का बचत है, 

उसकी समानता होने से इतरों का भी परिक्रय नहीं होता । 
चरणमृत्विजासानमनार्थत्वास्सत्रे व स्थात्स्वकर्मत्वात्‌ ॥३ २७ 

सत्रों में न ऋत्विजों का वरण ह्वोता है, न उनकी सेवाओं का दक्षिणा द्वारा परि- 
अय होता है, क्योंकि सत्र में तो सब॒ह यजमान ही ऋत्विज होते हैं, कोत किसका वरण 
करे प्रोर किसको दान दे | 

परिक्रयदच तादर्थ्यात्‌ ३३॥ 

सत्र परार्थ न होकर पात्मा्य होता है, भ्रत: सत्र में गो, वस्त्र, हिरण्य --सुवर्ण 

झादि कुछ नहीं दिया जाता । 
प्रतिषेषश्च कमंवत्‌ ॥३४॥ 
आ्राक्षेप--प्राप्ति होने पर ही कर्म की भाँति प्रतिषेष होता है। 
स्पाद्रा प्रसविकस्प धर्ससात्रत्वात्‌ ॥३४५॥ 

श्रथवा, आ्रासपिक दान का प्रतिषेध होता है, क्योंकि सत्रों में धर्ममात्र -प्रदृष्टार्थ 

थी दान होता है, वह निवुत्त हो जाता है, श्रतः प्रतिषेध उपपन्‍्न होता है। 
न दक्षिणा शब्दात्तस्मान्नित्यातुवादः स्थात्‌ ॥ ३६४ 
बक्षिणा दाब्द के होने से उसका ही प्रतिषेष होता दै, प्रासपिक का नहीं । 


१०२] 


ऋत्विग्दान दक्षिणा है, वह प्रासपिक नहीं है। सत्र दक्षिणाहीन होते हैं, अत: नित्य प्राप्त 
का ही यह प्रनुवाद है ।- 
उदबसानीया; सनत्रधर्मा स्थात्तदड्धस्वात्तत्र दाने घमसात्रं स्पात्‌ ॥३७॥ 

पूर्व ०--उदवसनीय सत्र प्रमेंवाला होता है। उक्त सत्र का भ्रज्ञ होने से उसमें 

दिया गया दान केवल अदृष्दार्थंक है। 
न ल्वेत्त्प्रकृतित्वाद्विभक्तचो दितत्वात्‌ ३ ८॥ 

सि०--उदवसनीय इष्टि में दक्षिणा दी जाती है, क्योंकि वह सत्र का अज्ञ नहीं 

है + यह सन्न के पश्चात्‌ की जाती है। 
तेषां तु बचनाइद्वि यज्ञवत्सहप्रयोग: स्थात्‌ ॥३६७ 
पूर्व ०---“सत्र से उठकर उदवसती य --' पृष्ठश्षमनीय सहस्न दक्षिणावाला ज्योतिष्टोम 
यज्ञ करता चाहिए---इससे यह श्र निकलता है कि पृष्ठश्मनीय सत्र का ग्रज्ञ नहीं है। 
राजपुरोहित-यज्ञवत्‌ संहत करके पृष्ठशमनीय करनी चाहिए। 
तत्रान्थानृत्विजो चुणीरन्‌ ॥४०॥ 

उदवसनीय दृष्टि में सन्न के ऋत्विजों से भिन्‍त ऋत्विजों का वरण करना 

चाहिए । 
एककदास्त्वविश्रतिषेधात्प्रकृतेश्चेकसंयोगात्‌ ॥४ १॥॥ 

सि०--संहत करके पृष्ठशमनीय नहीं करनी चाहिए। यह इष्टि सत्र करनेवालों 
फो प्रलग-अलग करनी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रतिषेष नहीं है भर प्रकृति में एक कर्त्ता 
का संयोग है 

कामेष्टो व दानशब्दात्‌ ॥४२॥ 

पूर्व ०--करामेष्टि में दान परिक्रयार्थ होता है, क्योंकि दान शब्द का प्रयोग किया 

गया है। 
बचने वा सत्रत्वात्‌ ॥४३॥ 

सि०--काममेष्टि' स्वयं सन्न नहीं है, 'सारस्वत” सत्र का अज्ञमात्र है। यह 
ऋत्विजों की सेवाश्रों का परिक्रय करने के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ भी ऋत्विज श्र॒लग 
नहीं होते । यह दान केवल धर्म के लिए है भौर अदृष्टफल की भ्राकांक्षा से किया जाता है। 

द्वेष्ये वा चोदनाहक्षिणापनयात्‌ ॥४४॥॥ 

वेशवानंर इृष्टि में एक वर्ष का बछड़ा झ्त्रु को दान में दिया जाता है। यह भी 

परिक्तय नहीं है, अपितु धम्ममात्र है, अ्रदृष्टफल के लिए । 
अस्थियज्ञो४विप्रतिषेघादितरेषां स्पाद्विप्रतिषेधादस्थ्नाम्‌ ॥४५॥ 

भ्रस्थिवज्ञ* में हड्डियों से यज्ञ कराए । परन्तु हड्डियां तो यज्ञ कर नहीं सकतीं, 

प्रत: इसका भ्रथ॑ यह है कि जो हड्डीवाले हैं, उनसे संवत्सर भ्रस्थियज्ञ कराया जाए। 


१. सत्र के यजमातों में से कोई मर जाए तो उमप्तका दाह करके हड्डियों को 
काले सूग के चमड़े में बटोर लाते हैं और उत्त मृतक के किसी सम्बन्धी को दीक्षित करके 
धणमान बना लेते हैं। इस प्रकार सत्र का काये चलता रहता है। वर्ष के अन्त में श्रष्मि- 
पन्न कराते हें । 


मीमांसादर्शनम्‌ [श्णर 


याववुक्‍्तमुप्योगः स्थात्‌ ॥४६॥॥ 
जितनों में वह वचन है, उतते ही में वह हो सकता है। वह सब गजमानों को 
लक्षित नहीं कर सकता, भ्रतः जीवितों का ही यज्ञ होता है। 
यदि तु बचनात्तेषां जप्संस्कारमर्थलुप्तं सेष्टि तदर्थत्वात्‌ ॥४»॥ 
यदि बचन रे ग्ररिथियों का यज्ञ होता है तो इसमें मन्‍्त्रों के जाप, संस्कार (जैसे 
दाढ़ी मुँडाना) तथा दीक्षणीय इष्टि का बाघ हो जाएगा । 
ऋत्वथ तु क्रियेत गुणभूतत्वात्‌ ।४८॥ 
श्रस्थियाश में यजमान के कद के बराबर यूप को नापत्ता तथा झुकरप्रहपात्र का 
स्पर्श--ये दोनों कर्म होंगे, क्योंकि ये कर्मे यज्ञ के गुणभुठ हैं । 
कास्थानि तु न विचन्ते कामाज्ञानाद्थेतरस्यातुत्यमातानि ॥रे&॥ 
अस्थियज्ञ में काम्य कर्म नहीं होंगे, क्योंकि प्रस्थियों में कोई कामना नहीं होती, 
जैसे जब तक कहा त जाए तब तक यज्ञकर्ता की कामनाओ्रों का भी ज्ञान नहीं होता । 
ईहार्थाक्चाभावात्सुक्तवाकवत्‌ ५० 
आयुष्‌ झादि की प्रार्थना भी सुक्तवाक्‌ में श्ुयसाण न होते से करतंव्य नहीं हैं। 
स्युर्वो्थवादत्वात्‌ ॥५१॥ 
पूर्व ०--उक्त कर्मों का श्नुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि ये विधियाँ नहीं हैं किन्तु 
श्रथैवाद हैं, अतः ईहारथे काम करने चाहिएँ। 
नेच्छामिघानात्तदभावादितरस्मिन्‌ ॥५२७ 
सि०--ये कर्मे इच्छा-विधान हैं अर्थात्‌ इच्छा उत्पत्त होने पर ही हो सकते हैं 
था जीवित में ही ये कार्य होते हैं। इतर भ्रस्थियों में मन के होने से नहीं होते, अतः 
ईहार्थ कर्म नहीं करने चाहिए । 
स्ुर्वा होतुकामाः ७४५३॥ 
पूर्व ०--अ्रस्थियों के होतृकाम करने चाहिएँ। 
न तदाज्ञोष्ट्चात्‌ ॥४४॥॥ 
सि०--अस्थियों में होतुकाम तहीं करने चाहिएँ। यजमान ऋत्विक का श्राशीर्वाद 
चाहते हैं। यहाँ यजमान नहीं है, केवल श्रचेतन ग्रस्थियाँ हैं प्रौर उनमें कामना नहीं है। 
सर्वस्वार॒स्थ दिष्टगतो समापन न विद्यते कमंणो जीवसंयोगातु ॥५४॥ 
पूर्व ०--यजमान के मरने पर 'सेस्वार' नामक ततु को समाप्ति नहीं होनी 
चाहिए, क्योंकि कर्म का जीव से संयोग होता है, वह जीवित होते हुए ही किया जा 
सकता है। 
स्थाद्रोभयो: प्रत्यक्षश्षिष्टस्वात्‌ ॥१४॥ 
जझि०-“सर्वस्वार' की परिसमाप्ति होती है, क्योंकि ऋतु और परिसमाप्ति-- 
दोनों का ही प्रत्यक्ष विधान है। 
गते कर्मास्थियशवत्‌ ॥५छ 
यजमान के घर जाने पर श्रस्थियाग की भाँति पागरूप कार्य हो जाएगा। 


श्गर] 


जोवत्यवचनमापुराशिषस्तदर्थ त्वात्‌ श५५॥ 
पूर्व ०---जीवन की कामना करते का वचत होने से 'सर्वस्वार' में श्रायु के 
श्राशीर्वाद का वचन नहीं कहना चाहिए। आ्राशीर्वाद जीवन की कामना करनेवाले के लिए 
होता है। 
बचन वा भागित्वात्प्राग्ययोकतात्‌ ॥१५६॥॥ 
सि०--पश्रायु का ग्राशीष-भागी होने से भ्रायु का श्राशीवेंचच करना ही चाहिए। 
आ्राभव पवमात स्तोत्र पूर्ण होने तक यजमान जीवित रहने की इच्छा करता है, श्रतः 
जैसे भन्‍्य क्ियाएँ की जाती हैं उस्ती प्रकार आयु के आशासूचक मल्त्रों का पाठ करना 
चाहिए। 
क्षिया स्पाद्ध्मसात्राणाम्‌ ॥६०॥ 
द्वादशाह सत्र में 'दाव' धर्मेम्रात्र की भावना से भ्रदष्ट फल के लिए होने 
चाहिएँ । 
गुणलोपे तु सुख्यस्थ ॥६१॥ 
गौण (हवनी) का लोप होने पर भी प्रधान कर्म निर्वाप--हवि पकाने की क्रियः 
तो करनी ही चाहिए। 
मुष्टिलोपात्तु संस्यालोपस्तद्‌गुणत्वात्स्यात्‌ ॥६२॥ 
पूर्व ०--सूष्टि का लोप होने पर ही संख्या का लोप मानना योग्य है, क्योंकि 
संख्या मुष्टि का गृण है। 
न निर्वापदेषत्वात्‌ ७६३॥ 
सि०--संड्या मुष्टि का गुण तहीं अपितु निर्वाप--पाक का गुण है, अतः संख्या 
का बाघ मानना उचित नहीं, सुष्टि का ही बाघ होता है। 
संलया तु चोदनां प्रति सामाच्यात्तद्विकार: संयोगाच्च पर मुष्टे:॥६४॥ 
पूर्व ०--विघातप्रसाणे साहह्य चतुष्टय विकार और द्रव्य के मानने से सुष्टिविकार 
बाधित होता है। 
तू चोदनाभिसम्बन्धातप्रकृतों संस्कारयोगात्‌ ३६५७ 
सि०--चार मुष्टि का सम्बन्ध प्रकृतियाग में निर्वाप संस्कार के साथ है भौर 
सत्रह शराबों का सम्बन्ध वाजपेय याग के साथ है। इस प्रकार भिन्‍न सम्बन्ध होने से दोनों 
का बाध नहीं हो सकता । चोदक वचन से चार मुट्ठी का बाघ होकर सवह्‌ शरावे-भर 
का ही झनुष्ठान होना चाहिए । 
औ्रौत्पत्तिके तु ब्रष्यतों बिकारः स्थादकार्यत्वात्‌ ॥६६॥ 
उत्पत्ति से ही जातिविशिष्ट गुण शब्द में द्रव्य से विकार होता है, क्योंकि वह 
प्रकाय॑ है। चोदक की अपेक्षा से प्रत्यक्ष जाति का त्याग नहीं किया जा सकता। धेनु का 
प्र गाय है, दूध देनेवाली बकरी नहीं। 
नेमित्तिके तु कार्यत्वात्मकृतेः स्थात्तदापते: ३६७॥ 
केवल गुण को निमित्त करके प्रवृत्त होतेवाला शब्द कार्य होने से प्रकृति में 'प्रज' 


मीमांसादर्शनस्‌ [१२३ 


का ग्राहक है, भ्रतिदेशशास्त्र की उत्पत्ति होने से। ('वायव्यं इवेतसालभते'--में श्वेत का 
श्र्थें है इवेत बकरा ।) 
विप्रतिषेधे तद्रचनात्प्रकृतगुणलोपः स्थात्तेन कर्मसंपोगात्‌ ॥६८॥॥ 

प्राकृत और बैक्ृत गुणों का विरोध होने पर वैक्ृत गुण का वचन मान्य होने से' 

आकृुत गुण का बाघ होता है, समीपवर्ती यूप के साथ कर्म का संयोग होने से । 
परेषां प्रतिषेधः स्थात्‌ ॥६६॥ 

'खलेवाली' में यूप के तक्षण, जोषण और उच्छुयण (छीलना) श्रादि कर्मों की 

भी प्रावद्यकता नहीं, क्योंकि 'खलेबाली' तो पहले से ही बनी होतो है । 
विप्रतिषेषाच्च ७ ०॥ 

और, बिरोध होने से भी 'खलेवाली' में तक्षण ग्रादि कर्म नहीं करने चाहिएँ, 
क्योंकि-तक्षण आदि करने पर 'खलेवाली” का रूप नष्ट होकर वह अन्य द्रव्य बन 
जाएगा । 

अर्थामावे संस्कारत्वं स्थात्‌ ॥७१॥ 

तक्षण झादि कार्यों का भ्रभाव होने पर भी “खलेवाली' में जिन संस्कारों (सुबह 
गाढ़ना, तेल चुपड़ना) का फल दृष्ट है, वे तो करते ही चाहिएँ । इन कर्मों से वह रढ़ हो 
जाती है। 

अर्थेन च॒ विषर्यासे तावर्थ्यात्तत्त्व्मेव स्थात्‌ ॥७२॥ 

गुण के लोप होने पर भी मुख्य किया करनी चाहिए । महापितृयज्ञ में खौलों को 

भूनने से पहले थोड़ा छड़ लेता चाहिए, इससे उनका घावत्व नष्ट नहीं होता । 
॥ इति पूर्वभोसांसावद ने दशसाध्यायस्थ हिलीयः पावः 0 


तृतीयः पादः 


बिकूतो झब्दवत्त्वाट्मरधानस्प गुणानासधिकोत्पत्ति: सन्निधानात्‌ ३१७ 
पूरब ०--प्राकृत गुण से विलक्षण गुणवाले, प्राकृत भ्रज्भवाले भ्रस्नीषोमीय पदन्‍्वादि 
में एकादब्वत्वादि विशिष्ट प्रयाज श्रादि विधायक शब्द होने से अप्राक्ृत गुणों की स्वतन्त्रता 
से उत्पत्ति है, मुख्य भावना का सस्निधान होने से | 
प्रकृतिवत्त्वस्थ चानुपरोष:; ॥२॥ 
इस प्रकार 'पश्लुमालभत्ते” इस वाव् में 'प्रकृतिबत्‌' पद की कल्पना की श्रावश्यकता 
नहीं रहती । 
चोदनाप्रभुत्वाच्च ॥३॥। 
और, प्रयाजादि विधि में 'एकादक्प्रयाजान्‌ यजति'--इस वाक्य का भ्रगुत्व है, 
अतः प्रकृतियाथ की इतिकतंव्यता इनपर लागू नहीं है। 
प्रधान त्वड्भूसंयुक्त तथामूतमपूर्व स्थात्तस्य विध्युपलक्षणात्सवबों हि 
पूरदंवान्विधिरविश्ञेषात्य वृत्ति: ॥४॥॥ 
सि०--प्राकृत कर्म जिस अज्भ से संयुक्त होता है, उसी श्रज्ञ से संयुक्त विकृति 


१०३] 


सामान्य है। विक्ृति में प्राकृत श्र्धों की उपलब्धि होने से विक्ृतियाग भी भ्रक्ृतिपूर्वेक 
होता है और सामान्य रूप से प्रवतित है, भ्रत: इतिकतंव्यता को श्राप्त होने पर यह मुण- 
विधि है। 
न्त चाज्भगविधिरतज्ञो स्थात्‌ ॥५॥ 
श्र, श्रज्भरहित कर्म में प्रज्ञु की विशेष विधि नहीं होती । 
फर्मणश्वेकशब्द्यात सन्निधाने विधेरास्या संयोगो गुणेत तहिकार: स्याच्छब्दस्थ 
विधिगासित्वादुगुणस्थ चोपदेश्यत्वात्‌ ॥६॥ 
प्रधानकर्मे और गुणकर्म, श्रयोगवाचक एक शब्द से कहे गये हैं। प्रधान वचन से 
भ्रज्ध सन्निहित होता है। श्रज्जविधि का नाम के साथ सम्बन्ध होता है। एकादशत्व संख्या- 
रूप गुण से विकार होता है। एकादश्त्वादि झब्द प्रयाजादि विधिगामी है और गुण उपदेश 
करने थोग्य है, इससे इतिकर्तव्यता प्राप्त होती है। 
प्रकायंत्वाच्च नास्नः का 
नाम का सम्बन्ध न होने से भी इतिकत॑व्यता श्राप्त होती है भर ये गुण- 
विधियां हैं। 
बुल्पा च प्रभुता गुणे ॥८॥ 
श्र विघिप्रत्ययशक्ति गुणकर्म और प्रघानकर्म में तुल्य है। 
स्मेबं प्रधानसिति चेत्‌ ॥६॥ 
इस प्रकार सभी कर्म प्रधान होते हैं, यदि ऐसा कहो तो-- 
तथाभूतेन संयोगाह्था्थविघय; स्युः ॥१०॥॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं। दूसरे अध्याय में गुण भर प्रधान के जैसे लक्षण बताये 
सये हैं, वेसा ही संयोग होने से यथार्थ विधियाँ हो जाएँगी । 
विधित्व॑ चावद्षिष्टं वेकृते: करमंणा योगात्तस्मास्सवें प्रधानाथंम्‌ ॥११४ 
वंकृत कर्म के साथ विधित्व समान है, अर्थवाद के साथ सम्बन्ध होने से, अतः सभी 
प्रधानार्थ विकृति में गृणभूत होता है। 
समत्वाच्च तदुत्पत्ते: संस्कारेरधिकार: स्थात्‌ ॥१२॥ 
उत्पत्तिक्रम की समानता होने से प्रयाजादि का संस्कार के साथ सम्बन्ध होता है, 
इससे सब प्रधान नहीं है, कुछ प्रधानाथ्थ भी होता है। 
हिरण्यगर्भ: पूर्वस्थ मन्त्रलिज्भात्‌ ॥१३॥ 
पूर्व०---.हिरण्यगर्मे” मन्त्र पूव आधार की गृणविधि है, मन्त्र में प्रयाजादि 
देवता कौ स्तुति होने से । 
प्रकृत्यनुपरोधाक्च ॥ १४३ 
और, प्रकृति के भ्रनुपरोघ होने से भी यह पूर्व की गुणविधि ही है ॥ 
उत्तरस्य वा सन्‍्त्राथित्वात्‌ ॥१५॥ 
सि०--यह पूर्व की गुणविधि नहीं प्रपितु उत्तर की गुणविधि है। 'हिरण्यगर्भ' 
मन्त्र कार्येविश्ेष का विधायक है। 


न 


मीमांसादशेनम्‌ [१ग३ 


विध्यतिवेशात्तत्‌ श्रुतोी विकारः स्थादुगुणानासुपदेश्यत्वात्‌ ॥१६॥ 

श्राधार विधि का प्रक्ृति में अतिदेश होता है। उपदेदय मन्त्रविश्वेष यहाँ उत्तर 
आ्राघार में है प्रौर वह उत्तर में अ्ज्ञ भूत तदर्थ विज्ञान का साधक है, अ्रतः पूर्व में नहीं, 
उत्तर में ही गुणविधि होती है। 

पूर्वस्मिस्वासन्जदर्शनात्‌ ॥ १७ 

और, पूर्व प्राधार में मन्त्रदर्शन नहीं है, श्रतः उत्तर की गुणविधि सिद्ध 

होती है। 
संस्कारे तु क्रियान्तरं तस्थ विधायकत्वात्‌ ॥१८॥॥ 

पुवे०--वाक्य पशुनियोजन का विधायक होने से और परिधि के सम्बन्ध से पछ्न 

का संस्कार होने से प्राकृत कर्म से यह भिन्‍न है ग्रोर वह अरुष्टार्थक है । 
अकृत्यनुपरोबाज्च ॥१६॥ नम 
और, प्रकृति के ग्नुपरोध होने से भी यह क्रियान्तर होता है 7३.८ 
विधेस्तु तत्र भावात्सन्देहे यस्य शब्दस्तदर्थ स्यात्‌ ॥२०॥। 

सि०---नियोजनविषयक प्राकृत और प्रत्यक्ष विधियों का ऋतुविश्वेष में भाव 
होने से, सन्देह में जिसके उद्देश्य से फ्रिविरूप शब्द प्रयोज्य है, वह नियोजवार्थंक है, श्रतः 
यह गुणविधि है। 

संस्कारसामर्थ्यादृगुणसंयोगाच्च ॥२ १॥ 
संस्कार का सामथ्यें भोर गुणों का सम्बन्ध होने से कर्मान्तर नहीं होता । 
विप्रतिषेषात्किया प्रकरणे स्यात 0९रए 
सौत्रामणी प्रकरण में रुटार्थकता सम्भावित न होने से कम अपूर्व कर्म है 
घड्निदोलयतोति तासां सनन्‍्त्रविकारः श्रुतिसंयोगात्‌ 0२३॥। 

पूर्व ०--.“बड्भिर्दीक्षियति----इस श्रुति के साथ संयोग होने से प्राकृत श्राहुतियों 
का मन्त्र विकार होता है। वेक़त मन्त्रों से भ्राकृत विवृत्त हो जाते हैं, श्रत: प्राकृतों का बाघ 
है, समुच्चय नहीं है। 

अम्यासात्तु प्रधानस्थ ॥२४॥ 
सि०--प्राकृत दीक्षा-भ्राहुतियों की प्रावृत्ति -- भ्रम्यास होने से समुल्चय है। 
आवृत्त्या सन्‍्त्रकर्म स्पात्‌ ॥२४५॥ 
श्राक्षेप-- आवृत्ति होने पर भी मन्त्रकमं होता है। 
श्रषि वा प्रतिमच्त्रत्वात्याफृतानामहानि: स्यादत्याथइच फ्तेइम्यासः ॥२६॥ 

समा०--प्रत्येक मन्त्र में ग्राइतियाँ होने से प्राकृत मन्त्रों का ग्रहान होता है ॥ 
वैकृत मन्तों का प्रत्यक्ष पाठ है और प्राकृत मन्त्र अतिदेश से प्राप्त हैं, अतः दोनों प्रकरणों 
का समुज्चय द्वो सकता है । एक बार वेक्ृत मन्त्रों का पाठ होकर पुनः पाठ करना अन्याय है। 

पोर्चापयंड्चाभ्यस्से नोपपचाते नेमित्तिकत्वात्‌ २७७ 

ओर भ्रभ्यास में पूर्वावर भाव उपपन्न नहीं होता, क्योंकि श्रागन्तुक नेग्रित्तिक 

होता है, इससे भी प्राकृत मन्त्रों का अह्त है । 


श्गर] 


तत्पृथकत्व॑ च दर्शयति ॥२८॥ 
आग्निकी' और “पक्‍्राष्वरिकी'--दोनों श्राहुतियों का पृथक्‍्त्व बताया गया है, 
दोनों भ्राहुतियाँ देनी चाहिए, इससे भी प्राकृत भर वक्त दोनों मतों का समुच्चय है। 
न चाविशेषाहयपदेशः स्थात्‌ ॥२६॥ 
व्यपदेश होने से श्रनिवृत्ति समुज्चय है | 
पग्याधेयस्प ने मित्तिके गुणविकारे दक्षिणादातसधिक स्पाद्‌ 
वाक्यसंयोगात्‌ ॥३०७४ 
पुरवं०--पुनः आधेय में दक्षिणारूप गुण का विकार श्राप्त होने पर अग्न्याघाव का 
दक्षिणा-दान प्रधिक है, वाक्य का संयोग होने से, अत: अ्रनिवृत्ति समुच्चय है। 
शिष्टत्वाच्चेतरासां यणास्थानस्‌ ॥३ १0 
और, अन्य प्राकृत दक्षिणा का यथाक्रम विधान होने से भी दक्षिणाओं का 
समुच्चय है । 
विकारस्त्वप्रकरणे हि कास्यानि ॥३२॥॥ 
सि०--समुच्चय नहीं होता किन्तु विकार--बाध है, क्योंकि भ्रश्नक्ृतिभूत विक्ृति- 
याग में पुतराधेय की जो दक्षिणा होती है, 'वह्‌ वतंमान -पिछले प्ग्न्याधान की है, पूर्व 
प्रम्याधान की नहीं अर्थात्‌ दोनों दक्षिणाप्रों का सभुज्चय नहीं होता । (यह नियम है कि 
नैमित्तिक कम में नित्य कर्म का बाध होता है, जैसे बीमार को जिचड़ी, रोटी के स्थात पर 
दी जाती है, रोटी के साथ खिचड़ी नहीं । ) 
वड्धूते च निवत्तेस्भयत्वं हि श्रूयते ॥३३॥ 
आ्राकृत दक्षिणा दी जाएगी भ्रथवा नहीं,” इस शंका का समाधान यह है कि पिछले 
प्रम्भ्याघान में पहली दक्षिणाप्रों का बाघ होगा, दोनों का समुच्चय नहीं होगा । श्रुति से 
पही पिद्ध होता है कि विक्वति की दक्षिणा से दोनों का काम्र चल जाएगा। 
बासो वत्सं च सामान्यात्‌ ॥३४॥ 
और, वस्त्र भ्रथवा पहलौठा वत्स (बछड़ा) कार्यसामान्य होने से पुनराघेय दक्षिणा 
का बाघ करता है। (आराग्रयण यज्ञ में वस्त्र या बछड़ा ही दान में दिया जाएगा, प्रकृति- 
भाग में भ्रन्वाहार्य नहीं दिया जाएगा । ) 
श्रर्थापत्तेस्तद्धमं: स्थास्निमित्ताब्या भिसंयोगः ॥३५॥ 
प्राकृत मन्त्र श्रादि के उद्देश्यभूत दक्षिणा की प्राप्ति होने से वस्त्र या वत्स में 
प्रत्वाह्ययं के घ्॒म होते हैं, मन्त्र निमित्त का दक्षिणा के साथ संयोग होने से । [श्रन्वाहायें 
पक्षिणा के जो भ्रन्य परम हैं, वे इस नई दक्षिणा में भी पालने पड़ेंगे। जैसे भात दिया जाता 
है, उसी प्रकार वस्त्र या वत्स भी दिया जाएगा । ) 
दाने पाकोष्थंलक्षण: ॥३ ६0 
अत्वाहार्य धर्मों में भात का पाक भी कतेव्य है परन्तु दान-साधन वत्स में उसकी 
निषृत्ति है, बछडे को पकाया नहीं जाएगा। 
पास्य चान्नकारित्वात्‌ ॥३७॥ 
पाक तो श्रोदन भ्रादि अन्न में कतंव्य है, भ्रतः वस्त्र में भी पाक की निवृत्ति है। 


मीमांसादअंन म्‌ [श्ग३ 


तथामिषारणस्थ ।॥रे८।। 
इसी प्रकार भ्रभिघारण--घी डालने की भी निवृत्ति है। 
द्रव्यविघिसल्निधौ संख्या तेषां गुणत्वात्स्थात्‌ धरे ६॥॥ 
पूर्व ०--द्रव्यविधि की सन्निधि में जो संख्या छब्द है, द्रव्य का गुण होने से उसका 
भ्रत्येक द्रव्य के साथ सम्बन्ध है । 
समस्‍्तवात्तु मुणानामेकस्प श्रुतिसंयोगात्‌ ॥४०॥ 
गुण और संख्या के समान होने से संख्या एक का ही निर्देश करती है, एक-एक 
का नहीं, श्रृति में स्पष्ट कथन होने से । 
यस्य वा सन्निषाने स्थाह्ाक्यतो ह्यभिसस्वन्धः ॥४श१॥ 
अथवा, जिस दब्द के सन्निधान में संख्या शब्द उच्चारित होता है, उस्ती के साथ 
उसका अभिसम्बन्ध होता है। 
अ्रसंगुक्तास्तु तुल्यवदितरामिविधीयन्ते तस्मात्सर्वाधिकारः स्थात्‌ ॥४२॥ 
असंयुक्त संख्या केवल 'माषों' में होती है, श््य द्रव्यों का श्रुति के साथ समानता 
से विघान है, भ्रत: संख्या का सबके साथ सम्बन्ध है। 
असंयोगाद्िधिश्रुतावेकजाताधिकारः स्थात्‌ शुत्याकोपात्कतोः ॥४३७ 
स्ि०--संख्या का दो द्रव्यों के साथ संयोग न होने से विधिवाक्य में किसी एक 
द्रव्य के साथ सम्बन्ध का भ्रन्वय है। विधिवाक्य का कोप होते से यह द्रव्य का बोध न 
कराके ऋतु को बोधक है, भ्रत: एकजातीय एक द्रव्य के साथ संख्या का सम्बन्ध है। 
शब्दार्यश्चापि लोकचत्‌ डंडा 
लौकिक भाषा की भाँति वेद में भी दाब्दों का प्रथें होता है । 
सा पशूुनामुत्पत्तितो विभागात्‌ ॥४५॥ 
सि०--संखरुया पश्चुओं की उत्पत्ति से विभाग होने के कारण होती है श्र्थात्‌ पशु- 
गण संव्यवहारों में लोकव्यवद्दार से संख्यापित हुआ करते हैं, ब्रतः पशुओं के साथ संख्या 
का सम्बन्ध है। 
अनिय्मोष्विशेषात्‌ ॥४६॥ 
घुबे ०-- पशुओं में गोओं का ही दान करना चाहिए, ऐसा कोई विशेष नियम नहीं 
बताया गया है। 
भागित्वाद्ा गवां स्थात्‌ ॥४७॥ 
सि०--गौ महान्‌ उपकार करनेवाली है, अत: गोझों का दान करना चाहिए। 
प्रत्ययात्‌ (४ढंए॥ 
विशेष्य की आकांक्षा से शास्त्र में सर्वप्रथम गौ का ही प्रतिपादन है। 
लिड्धूदशेनाज्च ॥डंध्प 
तथा, झ्ाास्त्रान्तर में भी गोदान के अ्रमाण उपलब्ध होने से गौझों का ही दान 
करना चाहिए। 
तत्र दान विभागेन प्रदानानां प्रथक्त्वात्‌ ५० 
अतिग्रहीताओं के अलग-अलग होने से गौओं का दात विभाग करके (दान लेने- 


| 


बालों की योग्यतानुसार) देना चाहिए । 
परिक्रयाक्च लोकवत्‌ ॥५१॥ 
जैसे लोक में स्वामी लकड़हारे ग्रादि को विभाग करके मजदूरी देता है, उसी 
प्रकार विभाग करके दक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि यह परिक्यार्थ है, केवल धर्म नहीं है । 
विभाग चापि दक्षयति ॥५२॥ 
प्रौर, श्रुति भी विभाग का निर्देश करती है । 
सम॑ स्थादश्रुतित्वात्‌ ५५३॥ 
पुरवं०--सबको समान दक्षिणा देनी चाहिए, वेषम्य का श्रवण न होने से । 
श्रपि वा क्मतेषम्थात्‌ ॥५४७ 
अथवा, कमंप्रमाणे वेषम्य भी होता है। जो ग्रधिक कर्म करता है, उसे अधिक 
देना चाहिए । यह दूसरा पक्ष है। 
अ्रतुल्या: स्घु: परिक्रये विषमाख्या विधिश्रुतों परिक्रयान्न कमंण्पुपपद्ते 
दर्वा नाहिशेषस्थ तथाम्युदये ॥५५७ 
सि०--दक्षिणा (परारिश्रमिक) समान नहीं होनी चाहिए। श्रुति-प्रमाण से 
ऋषत्वजों में दक्षिणा का विभाग पारिश्रमिक के कारण विषम होता है। (किसी को आघा, 
किसी को चौथाई, किसी को तिहाई और ब्रह्मा तथा उद्गाता भ्रादि को पूरया-पूरा भाग 
मिलता है) यह वैषम्य कर्म के कारण नहीं है, यह श्रुतिक्वत वेषम्य है, जैसा कि 'अम्युदया 
नामक सत्र में विधान है। 
तस्य घेनुरिति गवां प्रकृतों विभक्तं चोदितत्वात्तत्सामान्यत्तदिकारः 
स्यादथ्रेष्टिगुंगशब्देत ॥५६॥ 
पूर्व०--“मूयाग' की दक्षिणा एक धेनु विहित है। वह अविदेश से प्राप्त गोरूप 
दक्षिणा का बाघ करती है। प्रकृतियाग में गो, अशवादि भिन्‍त-भिन्‍न दक्षिणाएँ बताने से 
भर घेनु तथा यो के समान होते से उसका बाघ होता है, जैसे इष्टि में बिहित द्रव्य सूर्य 
आदि के साथ सम्बन्ध बताता है। 
स्वस्थ वा ऋतुसंयोगादेकत्वं दक्षिणार्थस्य गुणानां कार्येकत्वादर्थे बिकृतो 
श्रतिभूतं स्थात्तया समवायाद्धि कंमिः ॥५७॥ 
लि०--इससे सरवेक्रतु दक्षिणा का बाघ होता है। सर्वदक्षिणा का ऋतु के साथ 
सम्बन्ध होने से एकत्व श्र्यात्‌ समुच्चय है। ऋतु में जो गुण होता है, उसका मुझुय कार्य के 
साथ सम्बन्ध होता है। विक्ृति में जो श्रुति होती है, वह प्राकृत श्र्थ का बाध करती है, 
प्रत: समुच्चय कमें होने से घेनुरूप दक्षिणा सर्वदक्षिणी की निवर्तिका है। 
चोदनानामनाश्रयाल्लि्धोन नियम्तः स्थात्‌ ।५८॥ 
यदि भ्राकृत कार्य अ्रनाश्चय हो तो लिज्ु के द्वारा उसका नियम होता है, परन्तु 
यहाँ तो घेचुरूप दक्षिणा की स्पष्ट विधि है, भ्रतः सर्वेप्राकृत दक्षिणा का बाध है। 
३ एका पज्चेति घेनुवत्‌ ॥५६॥ 
पूर्व ०--एक गौ श्रथवा पाँच गौओं की दक्षिणा सर्वेदक्षिणा की निवर्तिका है, जैंसे 
उपर्युक्त प्रकरण में बेनु-दक्षिणा सर्वेदक्षिणा की निवर्तिका है। 


मीमांबादर्शनम्‌ [१०३ 


जिवत्सशच दृणा 
'सायस्क याग में तीन वर्ष के बछड़े की दक्षिणा से अन्य सब दक्षिणाप्रों का 
बाघ हो जाता है। 
तथा चर लिज्भ्यंनम्‌ ॥६१४ 
श्रौर, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्त कथन की सिद्धि होती है। 
एके तु श्रुतिभूतत्यात्संस्थया गवां लिज़ुविदेषेण ॥६२॥ 
सि०---एका म्‌! यह स्त्रीलिज्ञ है और गो का विशेषण है, भ्रत: प्राकृत संख्यायुक्त 
गौप्मों की निवृत्ति करता है। 'एकाम्‌' का सम्बन्ध दक्षिणा के साथ नहीं है, अतः साचस्क्र 
याग में विहित एक ग्राय की दक्षिणा प्राकृत संख्याविश्विष्ट ग्रौन्नों की निवृत्तिका है, 
अब्वादि की नहीं। 
प्राकाशों च तयेति चेत्‌ ॥६३॥ 
ग्राक्षेप-- अ्र्वमेघ याग में ग्रध्वर्य को दो सुवर्णमय दीपस्तस्भ देने का विधान 
है, भ्रत: भय किसी दक्षिणा की आवश्यकता नहीं, यदि ऐसा कहो तो--- 
भ्रपि त्ववयवायंत्वद्विभक्तप्रक्तित्वावृगुणवन्ताबिकारः स्थात्‌ ॥ ६४0 
समा ०---उक्त कथन ठीक नहीं । प्रकाश दक्षिणा भ्रवयव कार्य के लिए है, क्रृत्स्त -> 
सम्पूर्ण काये के लिए नहीं, क्योंकि अध्वर्यु झ्रादि के भाग विभकत होते हैं । 'प्रकाश' दक्षिणा 
अध्वर्यू की होने से श्रन्य दक्षिणाओं का बाघ नहीं होता, वह तो देवी ही पड़ेगी । 
घेनुवच्चाइवदक्षिणा स ब्रह्मण इति पुरुषापनयों यथा हिरण्घस्प॥ ६५७ 
उपहृब्य नामक एकाह याग्र में जो भ्रद्व-दक्षिभा है, वह धेनु-दक्षिणा के समान 
सम्पूर्ण दक्षिणा की निवर्तिका है। बह ब्रह्मा को देय है, अन्य ऋत्विजों के लिए नहीं जैसे 
'शतकृष्णल' याग में सुवर्ण की दक्षिणा केवल ब्रह्मा के लिए है । 
एके तु कतृ संपोगार्खर्बत्तस्प लिज़ूविज्येषण ॥६६७ 
पूरे ०--एक लिझ्लुविशेष से कर्तुसंयोग होने से स्तक्-माला की भाँति अर्थ 
निवृत्त होते हैं। 
श्रषि वा तदधिकाराद्विरण्यवद्विकार: स्यात्‌ ॥६७७ 
सि०--दक्षिणा का अधिकार होने से हिरष्य के समान वह श्रदव-वक्षिणा प्रन्‍्य 
प्राकृतिक दक्षिणाग्रों का बाध करती है। 
तथा च सोमचमसः ॥६५॥ 
पूर्व ०---उसी प्रकार “ऋतपेय” याग्र में 'सोमचमस' की दक्षिणा अत्य सब 
वक्षिणाओं का बाघ करती है। 
सर्वंविकारों वा ऋत्वर्थे पशुनां प्रतिषेघात्‌ ॥६॥॥ 
सि०--कत्वथेक दान में पशुदान का प्रतिषेष है, भरत: बह सर्वेदक्षिणाप्रों का 
बाघ करता है। 
ब्रह्मदानेईचिशिष्ट सिति चेत्‌ ॥७०॥ 
श्राक्षेप--ब्रह्मदान में भी पशुप्रतिषेघानुवाद अ्रवकल्पित होता है, यदि ऐसा कहो 
त्तो-- 


१०३-४] 


उत्सगंस्प ऋत्वथत्वास्पतिथिघस्य कर्मत्वान्त च गौणः प्रयोजनसर्थ: 
स दक्षिणानां स्थात्‌ ॥७१॥ 

समा ०---उक्त कथन ठीक नहीं। सोमचमस का दान जतु के लिए है। ऋतु में जो 
पश्ुदान है, प्रकृतियाग में उसका निषेध होने से सबके स्थान में चमस-दक्षिणा है । चमसरूप 
दक्षिणा का प्रयोजन गोण नहीं है, ग्रव:ः सोमचमसरूप दक्षिणा सस्पूर्ण ऋतुदक्षिणा का 
बाघ करती है । 

यद्दि तु बहास्तदुन तहिकारः स्थात्‌ ॥छरा। 

पूर्व ०--यदि सोमचमस दान बहा का भाग है तो वह दक्षिणा ब्रह्ममाग से 

ऊन>- भ्रल्प हो जाएगी। इस विचार से भ्रन्य दक्षिषा दी जाया करेगी । 
सर्वे वा पुरुषापनयात्तासां ऋतुप्रधानत्वात्‌ ॥७३॥ 

सि०--दक्षिणाओं में ऋतु-प्रधानता होने से पुरष-प्रपनय (अन्य ऋत्विजों के भाग 

का निषेघ) किया जाता है कि वह ब्रह्मा को ही देना चाहिए। 
यजुर्षुक्ते5ध्वर्योदं ज्षिणा चिकार: स्थात्‌ धछडए॥ 

पूर्व ०--वाजपेय याग में यजुर्थ (रथविज्येष) भ्रध्वयुं को दिया जाता है, वह 

ब्रन्‍्य दक्षिणाओ्रों का बाघ करता है। 
श्रषि वा श्रतिभूतत्वात्सर्वासां तस्य भागों नियम्यते ॥७५॥ 

सि०--वाजपेय याग में श्रुति द्वारा सप्तदश रथ ग्रादि बहुत-सी दक्षिणाओरों का 
विधान है। इनमें यज॒रथ भ्रध्वर्यू को दिया गया, ऋग्युक्त रथ होता को ग्रौर सामयुकक्‍त 
उद्गाता को । ज्षेष का सबमें यथावीग्य विभाग हुआ, अतः बजुरथ किसी का बाघ नहीं 
करता । 

॥ इति पूर्व॑सीमांसाद्शने दशमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥। 


चतुर्थ: पादः 


प्रकृतिलिज्भूसंयोगात्क्ंसंस्कारं बिकृतावधिक स्थात्‌ ॥ १॥ 

नारिष्ठ आदि उपहोमों का प्रकृति के कार्य के साथ संयोग न होने से वह अदुष्ट 

फलवाला है, भ्रत: उसका विक्ृति में समुच्चय है। 
चोदनालिज्धसंगोगे तहिकारः प्रतीयेत प्रकृतिसन्तिधानात्‌ 0२४ 

प्राकृत विधि में संयोग होने से उसके विकार की प्रतीति होती है, क्योंकि वहाँ 

प्रकृतिलिज्भ से संयोग होता है । 
सत्र तु ग्रहाम्नातमधिक स्थात्परकृतिबत्‌ 0३ 

“बृह॒स्पति-सव' आदि विकृतियागों में ग्रहों का प्राम्नान होने से सर्वत्र बृहस्पति 

ग्रहों के साथ इन्द्रवायु ग्रहों का समुच्चय होता है, प्रकृतियाग के समान । 
अधिकदचेकवाक्यत्वात्‌ ॥४॥ 
एकवाक्यता होने से भी समुच्चय होता है। 


मीमांसादर्शनम्‌ [लड़ 


लिज्ुदशंनाज्य ॥५॥ 
प्रौर, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी समुच्चय होता है । 
प्रएजापत्येषु चाम्नानात्‌ ॥३६॥॥ 
तथा, बाजपेय याग में उपदिष्ट प्राजापत्य पशुप्रों के साथ भ्रतिदिष्ट ऋतु पश्चुम्रों 
का समुच्चय होता है, झाम्नाव होने से । 
आमने लिड्भुदर्शनात्‌ ॥७॥ 
'सांग्रहरण' इृष्टि में श्रनुयाजों का 'आमन” होगों के साथ समुच्चय होता है, 
प्रमाणों के उपलब्ध होने से । 
उपगेषु शरवत्स्थात्प्रकृतिलिजूसंयोगात्‌ ॥८॥॥ 
पूर्व ०---उपभान करनेवालों में दर्म में जैसे शर बाधक होता है, उसी प्रकार 
चल्न्युपमात बाधक होता है, प्राकृत उपगान के साथ सम्बस्ध होने से । 
प्रानर्थक्यात्त्वधिक स्थात्‌ ॥६॥ 
सि०--ऋत्विगुपगान के साथ पत्न्‍्युपगान का समुच्चय है, श्रनार्थक्य होने से । 
संस्कारे चान्यसंयोगात्‌ ॥१०॥ 
अज्जत और भ्रम्यञज्जन संस्कार में दीक्षाकाल प्लौर सुत्याकाल का संयोग होने से 
समुच्चय है। 
प्रयाजबदिति चेन्‍्नाथेन्यत्वात्‌ ॥११॥ 
प्रयाज के समान भिन्‍नकालिक होने से इसका बाघ होता है, यदि ऐसा कहो तो--- 
यह ठीक नहीं । भिन्न काये होते से बाघ नहीं हो सकता । 
श्राच्छादने त्वेकार्थ्यात्पाकृतस्य विकारः स्थात्‌ 4१ २॥॥ 
बुर्व ०--प्राकृत और व कृत--दोनों का एक ही झ्राच्छादनरूप प्रयोजन होता है, 
आतः प्राकृत में अहत (कोरे) बस्त्रों का बाघ होता है। 
श्रधिक वाधन्याथत्वात्‌ ॥१३॥ 
सि०--महात्रत में तार्प्य श्रादि बस्त्रों का प्रकृतियाम के अहत-बस्त्रों के साथ 
समुच्चय होता है, भिन्न प्रयोजत होने से। 
सामस्वर्थान्तरश्रुतेरचिकार: प्र तोयेत ॥ १४॥ 
सामगान में प्राकृत साम के साथ समुच्चय की प्रतीति होती है । 
श्रथें त्वश्ूयमाणे शैषत्वात्प्राकृतस्य विकारः स्यात्‌ ॥१४॥ 
प्राकृतफल श्रुपमाण तल होने पर शेष होने से प्राकृत सामगान का बाघ होता है । 
सर्वेषासविशेषात्‌ ॥ १६॥ 
घुर्व ०--कोई विशेष प्रमाण उपलब्ध न होने से विक्ृति पठित साम भ्रकृति-पढित 
सभी प्तामों का निवरंक होता है। 
एकस्य वा श्रुतिसामर्थ्यात्यकृतेश्वाविफारात्‌ १७॥ 
सि०--श्रुति का सामर्थ्यं होते से एक साम एक का ही निवर्तेक होता है, प्राकृत 
श्राम का प्रहण न होने ग्रे । 


३०४ ॥ 


स्तोसविबुद्धो त्वधिकं स्यादविवृद्धी द्रव्यविकार: स्यादितरस्थाश्रुतित्वात्‌ ॥ १८॥॥ 
जिस ज्तु में स्तोम की वृद्धि होती है, उसमें प्रकृति और विक्॒ति सामों का 
समुच्चय होता है। दोनों का श्रवण न होने से प्रागम के द्वारा संख्यापुरति की जाती है। 
जिस कतु में स्तोम की वृद्धि नहीं होती, वहाँ सामरूप द्रव्य का बाघ होता है । 
पवसाने स्यातां तस्मिन्‍्नावापोद्वापदर्शनात्‌ ॥ १९॥ 
परवमान स्तोत्र में आवाप' (प्रवमान स्तोत्रों में कुछ वृद्धि) और '“उद्घाप 
(१वमान स्तोत्रों में कुछ घटाना ) होता है, पवमान स्तोत्र में आवाप श्रौर उद्बाप दोनों का 
विघान होने से । 
वचनानि त्वपूर्वत्वात्‌ ॥२०७ 
न्याय (दलील) के अ्रभाव में वचन ही निर्णायक होने से पवमान स्तोत्रों में ही 
भ्रावाप और उद्धाप हो सकता है । 
विधिश्षब्दस्थ सन्‍्जत्वे भाव: स्यात्तेन चोदना हर शा 
मन्त्र-सम्बन्धी देवतावाची शब्द का उच्चारण आवश्यक होने से याग और निर्वाप 
में उसी छब्द का उच्चारण होता चाहिए, उसी शब्द का विधान होने से (जैसे अग्नये 
स्वाहा के स्थान पर पावकाय स्वाहा नहीं पढ़ना चाहिए) । 
झेषाणां वा चोदनंकत्वात्तस्मात्‌ सर्वत्र श्रूयते ॥२२॥ 
दोष मस्‍्त्रों में भी विधि की एकरूपता होने से सभी स्थानों पर विधिगत शब्दों का 
ही प्रयोगे उपलब्ध होता है। 
तयोत्तरस्यां ततो तत्म्रकृतित्वात्‌ ॥२२॥ 
उसी भ्रकार सौर्यादि विक्ृतियाग में भी झब्द का नियम है, क्योंकि वह दर्श- 
धोणंमास प्रकृतिवाला है। 
प्रकृतस्य गुणभुतो सगुणेनाभिधान स्पात्‌ ॥२४॥ 
प्राृत प्रस्नि की गुणश्रृति में सगुण अग्नि का अ्रभिघान करना चाहिए । 
पझविकारो वा४र्थशब्दानपायात्‌ स्थाद्‌ ब्रव्यवत्‌ ॥२५॥ 
पूर्व ०--केवल प्रर्नि क्षब्द का ही प्रयोग होना चाहिए । केवल भ्रग्ति शब्द के 
अयोग से भी अर्थ का त्याग नहीं होता, द्रव्य की भाँति । 
प्रारम्भासमवायाहा चोदितेनाभिधान स्पाद्यस्प श्रुतिसमवायित्वा- 
इबचने च गुणशासनमनथेक स्थात्‌ ॥२६॥ 
सि०--विधिविहित सगुण में अ्रभिधान करना आरम्भ समवाय के कारण होता 
है। उत्पत्तिवाक्य में गुणविश्विष्ट अग्नि भादि का बोघ कठिन होने से केवल प्रग्ति छब्द 
का प्रयोग स्वीकार किया जाए तो गुण शासन निरथंक हो जाएगा । 
द्रव्येष्वारम्भगामित्वादर्थ विकार: सामर्थ्यात्‌ ॥२७॥ 
द्रव्यों में श्रारम्भ समवाययुकत होने से केवल गुणरहित द्रव्य का प्रभिघान 
इृष्ट है, देवता का नहीं । 
वृषन्वान्पवमानव़िदोषनिर्देशात्‌ 0२८॥ 
पूर्व ०--पवमान इष्टि में जेसे सगण देवता का प्रभिधान होता है, बैसे हो 


मीमांसादर्शनम्‌ [शिशड 


“वृघन्वान्‌! प्रश्लि में भी करता चाहिए, क्योंकि विशेष का निर्देश है और वह निर्देश श्रथे- 
बाला होता है, अ्रत: सगुण भ्रग्नि का अभिधान होना चाहिए। 
मन्त्रविज्येषनिर्देशान्न देवताविकारः स्थात्‌ ॥२७॥॥ 
सि०--मन्त्रविद्येष के निर्देशक होने से देवता का विकार नहीं होता, प्रत: देवता 
का निर्गुण ही भ्रभिधान करना चाहिए। 
विधिनिगमभेदाठपकृतों तत्परक्तित्वाद्विक्ताबपि भेदः स्थात्‌ ७३ ना 
पूर्व ०--प्रकृति में विधि श्रौर निगम में भेद होने से विकृति में भी भेद होता है, 
तत्प्रकृतित्व होने से । 
यथोक्त वा विप्रतिपत्तेतें चोदना ॥३ १॥ 
सि०--यथोकत वचन से ही अभिधान करना चाहिए, क्योंकि विधि भर निगम 
की प्रतिपत्ति की चोदता नहीं है। 
स्विष्टकृद्देबतान्यत्वे तच्छब्द त्वान्निवत्तेत ॥३ २३ 
पूर्व ०--प्रकृतियाग्र में स्विष्टकृत्‌ में जो देवता है, उसके भिन्‍त होने से श्रौर 
प्राकृत अग्निरूप भ्रथेविशिष्ट शब्द होने से स्विष्टक्ृत्‌ शब्द की निवत्ति होती है। 
संयोगे वारष्थाप्तेरभिघानस्य कर्मजत्वात्‌ ॥३३॥ 
सि०---स्विष्टकृत्‌ सहित अग्नीव रण अभिधान करना चाहिए, क्योंकि अर्थापत्ति 
से स्विष्टक्ृत्‌ शब्द क्रियानिभित्तक है (अग्नि के प्रथें में झग्नि और वरुण श्रूयमाण होते हैं )। 
सगणस्य गृणलोपे निगमेषु गुणास्थाने यावदुव्त स्थांत्‌ ॥३डा। 
पूर्वें०--प्र कृति में सगुणस्थान में गुणलोप प्राप्त होने से मन्‍्त्रों में जितता कहा 
गया है, वह होता है। इससे याग में ही लोप होता है, सब निगमों --मन्‍्त्रों में नहीं। 
सर्वेस्थ वेककर्म्यात्‌ ॥३५॥ 
सि०-स्विष्टकृतू अग्निशब्द के मुण का लोप होना चाहिए, क्योंकि यागरूप 
प्रयोग एक है, भ्रतः नियदों और निममों में भी गुणरहित अग्निशब्द का अमिधान करना 
योग्य है। 
स्विष्टकुदाबाषिकोष्नुयाजे स्थात्‌ प्रयोजनवदड्भगनामार्थ संयोगात्‌ ॥३६॥ 
समीषवर्ती अ्रज्ज़ों का वाक्य में श्रुयमाण अर्थे के साथ संयोग होने से प्रयोजनवान्‌ 
प्रग्नि की भाँति झनुयाज में स्विष्टकृत्‌ श्रावापिक (संस्कार-सम्बन्धी ) होता है। 
अन्चाहेति च॒ शस्त्रवत्‌ कर्म स्याच्योदनान्तरात्‌ ॥३७॥ 
पूर्व --'ग्रन्वाह' इत्यादि शंसति की भाँति प्रधान कर्म है, स्वतन्त्र विधिविहित 
होने से । 
संस्कारों वा चोदितस्प शब्दस्य बचनार्थत्वात्‌ ॥३८॥ 
सि०--इशंपौर्णमासत के श्रनुयाजों में स्विष्टकृत्‌ आहुति संस्कार के लिए है, 
स्वतन्त्र कर्म नहीं है, क्योंकि विहित जो वाचक शब्द है, वह रष्टार्थ का बोघक है। 
श्रवाच्यत्वान्नेति चेत्‌ ॥३ शा 
आ्राक्षेप--विधि न होने से रुष्टार्थेंक नहीं, यदि ऐसा कहो तो-- 


१०४] 


स्पाब्‌ गुणा्थत्वात्‌ ४०७ 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं; गुणाथ्ंक होने से 'अन्वह' प्रघान कर्म नहीं, 
संस्कार कर्म हैं। 
सनोतायां तु वचनादबिकारः स्थात्‌ ॥४१॥ 
मनोता मन्त्र (स्व छाम्मे प्रथमों सनोता) में वचन होने से अ्रविकार होता है, ऊहू 
नहीं होठा । 
पृष्ठार्थेस्यद्रथन्तराक्तद्यो निपूर् त्वात्‌ स्थादू्चां प्रविभक्तत्वात्‌ ४२७ 
पू्वं०-पृष्ठस्तोत्र कार्य में रथन्तर से भिन्‍न जो कप्वरथन्तर-सामविहित है, 
वह ज्योतिष्टोम प्रकृतिवाला होने से रथन्तर योनि में गान करना चाहिए । बृहद्‌ योनिभूत 
ऋचा के पृथक्‌ होने से उसमें नहीं गाना चाहिए। 
स्वघोनों वा सर्वाख्यत्वात्‌ ॥४३॥ 
सि०--कण्वरथन्तर शब्द सामविश्येष में रूढ़ होते से कण्वरथन्तर की योनि में ही 
गाना चाहिए। 
यूपवदिति चेत्‌ ॥॥४४॥ 
सूप छब्द के समान संस्क्रार के निमित्त यह शब्द प्रवृत्त होता है, यदि ऐश्वा कहो 
तौ-- 
न कमंसंयोगात्‌ ॥४५॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं । कर्म के साथ सम्बन्ध होने से कप्वरथन्तर स्वयोति में ही 
गेय है। 
कार्य त्वादुत्तरयोयंथाप्रकृति ॥४६॥ 
पूर्व ०--सामग्रानरूप कार्य प्रथम के अश्रतिरिक्‍त ग्रन्य दो ऋचामओं में भी होने से 
उन्हीं विशेष योतियों (ऋचाओं) पर गाया जाना चाहिए, रथन्तर आदि ग्रन्य सामों की 
पोनियों पर नहीं। 
सम्तानदेवते वा तृचस्याविभागात्‌ ॥४७॥ 
स्ि०--तृच (तीन ऋचाओं) का भ्रविभाग होते से' सामगानरूप कर्म स्वयोनि 
उत्तरों में ही गेय होता है, क्योंकि सम्पूर्ण तृच का छन्द और देवता समान होता है। 
ग्रहणां देवतास्यत्वे स्तुतशस्त्रथो: कर्मत्वादविकार: स्थात्‌ ॥४८॥ 
ग्रहों का देवता स्तुतशस्त्र मन्त्र के देवता से भिन्‍न होने पर ऊह नहीं होता, मस्त्र 
का ज्यों-का-त्यों प्रयोग होता है, क्योंकि स्तीज और शास्त्र प्रधान कर्म हैं । 
उभयषानात्पूषदाज्ये दध्तोप्युपलक्षणं लिगमेषु पातव्यस्थोपलक्षणत्वात्‌ ॥४४६॥ 
पूर्व ०--पृषदाज्य ह॒विष्‌ में दधि प्रौर घृत दोनों का पान होने से वह्‌ दधि का उप- 
लक्षण है, क्‍योंकि मन्त्र में जो पीने योग्य वस्तु है, उसमें उपलक्षण है। 
न वा परार्थत्वाद्नज्ञपतिवत्‌ ॥५०॥ 
सि०--पर-अत्यायक (दूसरे के लिए) होने से दधि और प्राज्य--दोनों का मन्त्र 
में प्रयोग नहीं है। 


मीमांसादर्शनम्‌ ।60004 


स्पाह्य प्रावाहुनस्थ तादर्थ्यात्‌ ॥५१॥ 
पूर्व ०--'दचि” पद का प्रक्षेप करना चाहिए, क्योंकि भ्रावाहनत पातु श्लोर पेब-- 
दोनों का स्मरण कराने के लिए है। 
न वा संस्कारशब्दत्वातु्‌ ॥५२॥॥ 
सि०--दथि का उपलक्षण नहीं होता, क्योंकि दचिरूप प्रर्थ तो संस्कार के 
लिए है। 
स्थाह्ठा द्रव्याभिधानात्‌ ॥५३॥ 
पूर्वे०--द्ि झब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दधि भी द्रव्य की भाँति 
अभिहित है। 
दध्नस्ठु गुणभूतत्वादाज्यपानिगमाः स्पुर्गुणस्‍्व॑ श्रतेराज्यप्रधानत्वात्‌ ॥।५४७ 
सि०--दधि शब्द गौण होने से मन्‍्त्रों में प्राज्य झब्द का प्रयोग होना चाहिए। 
दि को गुणत्व है, क्योंकि क्षुति में श्राज्य की भ्रधानता स्पष्ट रूप से बताई गईं है। 
दि वा स्थाआाधानमाज्ये प्रथमान्त्यसंयोगात्‌ ॥५५॥ 
पूर्व ०--दचि प्रधान है, आज्य में प्रथम और भ्रन्त संयोग होने से । प्रथम संयोग 
उपलक्षण होता है श्ौर अस्त-संगोग भ्रभिघारण होता है, श्रतः दि का ही उपलक्षण 
करना चाहिए। 
अ्रपि वाउज्यप्रधानत्वादुगुणाथें व्यपदेशे भवत्या संस्कारशब्दः स्यात्‌ ॥५६॥ 
सि०--याग के सम्बन्ध से प्रयोजनवाला आज्य ही प्रधान है| गुणायें होने से 
उपस्तरण आदि भक्ति श्र्थात्‌ लक्षणा से प्रयुक्त हैं, ग्रत: दघि संस्कार के लिए है, मुख्य 


नहीं है । 
प्रषि बा5प्सख्याविकारत्वात्तेन स्यादुपलक्षणम्‌ छा 
पुर्वे०--संज्ञा का भेद होने से उस संज्ञा का मन्त्र में प्रयोग करना चाहिए। 
नवा स्थादगुणश्ास्त्रत्वात्‌ ॥५८॥ 
स्लि०--ऊह तहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में गुण का विधान है। भाव यह 
है कि 'प्राज्यपान्‌' शब्द के स्थान में 'दधिपान्‌! तहीं कहना चाहिए। 
॥ इति पूर्वमीसांसाददाने वशसाध्यायस्थ चतुर्ण: पादः ॥ 


पञ्चसः पादः 


प्रानुप्व्यंचतामेकदेशप्रहणेष्वागमवदन्त्यलोपः स्पात्‌ ॥ १0 
सि०--नियत क्रमवालों में एक देश (एक भाग) का ग्रहण होता है, अन्तवालों 
का लोप होता है। भन्त्य का लोप श्रौर आद्य का उपादान मुझ्य होने से होता है, बोक- 
समाज में श्रानेवालों की भाँति । 
लिज्जइशंनाज्च ॥२॥ 
लोप श्रौर उपादान में प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं। 


श्गर] 


जिकल्पो वा समत्वात्‌ ॥शा। 
पूर्व ०--्राद्योपादान और स्न्त्यलोप में कोई श्रुत्ति वहीं है, दोनों समान हैं, श्रतः 
विकरप होता है। कभी आरम्भवालों का और कभी अच्तवालों का लोप होता है। 
ऋमाइुपसर्जनोःन्ते स्यात्‌ ॥४॥ 
जहाँ क्रम तिर्धारित होता है, वहाँ ही अप्रधान अन्त में श्राता है, भरत: लोक- 
समाज का दृष्टान्त ठीक नहीं है । 
लिज्भभविश्विष्टं संख्याया हि तद्दचनम्‌ ॥५8 
जो लिज्जवाक्य कहा गया है, वह भी विशिष्ट नहीं है, क्योंकि वह वचन तो केवल 
संख्या का बोध कराता है। 
श्रादितो वा प्रवृत्ति: स्थादारम्भस्य तदादित्वादचनाइस्त्यविधि: स्थात्‌ ॥६॥ 
सि०--आदि से प्रवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि प्रारम्भ सदा आदि से ही होता है 
परन्तु यदि श्रुति में विशेष ग्रादेश हो तो ब्रन्त्यविधि हो सकती है। 
एकत्रिके तुचादिषु माध्यन्दिनछन्दसां श्रतिभूतत्वात्‌ ॥ए॥ 
पूर्व०--'एकत्रिक' नामक ऋतु में माध्यन्दिन पवसान में तीन ऋचाओं में से 
अत्येक तृच की प्रथम ऋचा में गान होता है, क्योंकि श्रुति में तीन छत्दों का विधान पाया 
जाता है। 
आदितो वा तन्ल्यायत्वादितरस्थानुभानिकत्वात्‌ छा 
लि०--आद्य तृच में ही गान करना चाहिए, यही न्याय है। प्रत्येक तृच की 
पहली ऋचा से गान करना चाहिए, यह तो आनुमानिक है। 
यथानिवेद्ञज्च प्रकृतिवत्संस्थाम्राजविकारस्वात्‌ ३६७ 
प्रकृति में तूच का जो क्रम संनिवेश है, उससे संख्या-घात्र का बाघ है। ऋमानुप्रह 
गुछय है, श्रत: भ्राद्य तूच में ही गान होना चाहिए । 
जिकस्तूचे घुर्ये स्थात्‌ ॥ १०७ 
पूर्व०-धूर्साम-यान में जो तिकस्तोत्र है, बह तीनों ऋचाओं में ही होना 
चाहिए। 
एकस्यां वा स्तोमस्यावृत्तिघमंत्वात्‌ ॥११॥ 
लि०--धूर्साम-गात एक ही ऋचा पर होगा, क्योंकि धूर्गान में उसी ऋचा को 
अार-भार दुहराना पडता है। 
चोदनासु त्वपूर्वत्वाल्लिड्भोत घर्म नियमः स्थात्‌ ॥१२॥ 
विधिविहित द्विरात्रयाग्र में प्रावणीय और उदयनीयों में पृर्वत्व के असम्भव होने 
है विध्यभ्त प्रवृत्त होता है। यह विध्यन्त लिज्ज के द्वारा नियत किया जाता है। 
प्राप्तिस्तु रात्रिशवब्दसम्बन्धातु ॥१३॥ 
रात्रि (द्विराजमू, दशरात्रम्‌) का सम्बन्ध दोनों स्थानों पर है, प्रतः द्वावदरात्र 
कैाों की द्विरात्र में प्राप्ति है। 


मीमांसाददॉनम्‌ [श्गर 


अपूर्वासु तु संख्यासु विकल्पः स्थात्सर्बासामर्थ वत्वात्‌ ४१४॥ 
विधिविहित संख्याश्रों में विकल्प होता है, क्योंकि इस प्रकार से सभी ऋचाश्रों का 
अर्थ॑वत्व हो जाएगा। 
स्तोसविवृद्धी श्राकृतानामम्पासेन संस्यापूरणसविका रात्संस्यायां 
गुणशब्दत्वादन्यस्प चाश्रुतित्वात्‌ ॥१४॥॥ 
पू ०--स्तोम (स्तुति के सामर मन्‍्त्रों) की जहाँ वृद्धि होती है, वहाँ प्रकृति से 
बिहिंत साम ऋषाओं में श्रभ्यास से संझ्या की पूतति की जाती है, सन्निधान होने से । 
एकविद्वति संख्या झब्द गुण होने से और अप्राकृत ऋचाप्रों के भ्रशास्त्रीय होने: से । 
आगमेन वाधस्थासस्थाथ्ुतित्वात्‌ (१६४ 
सि०--पअ्प्राकृत सामों की भ्राभमों से संख्यापूर्ति करती चाहिए, वर्षोकि भ्रभ्यास 
श्रूयमाण नहीं होता ।॥ 
संख्यायाइच्र पृथक्त्बनिवेशात्‌ ॥१७॥॥ 
संख्या पृथनत्व निवेशनी होती है, भ्रतः उसकी पूर्ति आराम से ही करनी चाहिए। 
पराक्‍छब्दत्वात्‌ ॥१८॥ 
'पराक्‌' बब्द का प्रयोग होने से भी भिन्‍त-भिन्‍त साम-ऋचाशों से संख्या की 
पूर्ति करनी चाहिए, यही सिद्ध होता है। 
उक्ताविकाराज्य ॥१६॥ 
ओर, निन्‍दा का अवण होने से भी श्रम्यास नहीं है, आगम है। 
ब्रशुतित्वादिति चेत्‌ ॥२०॥ 
आरक्षेप-- प्रागम भी श्रूयमाण नहीं होता, यदि ऐसा कहो तो-- 
स्थारथेचोदितानां परिमाणश्ञास्त्रम्‌ २१॥ 
ससा०--उक्‍्त कथन ठीक नहीं। एकविश संख्या के कहने पते स्पष्ट विधान है, 
अतः: परिमाण बतानेवाले शास्त्र-प्रमाण से कार्य होना चाहिए । 
आपापबचन वाउभ्यासे नोपपच्चते ॥२२॥ 
अभ्यास में आवाप-वचन भी उपपन्न नहीं होता, भ्रतः झागम ही होता है। 
सफ़ना चोतलत्तितामर्थ्यात्‌ ॥२र॥ 
और, सामों की उत्पत्ति भी प्रायम से ही पूरी होती है। 
चुर्येष्वपीति चेत्‌ ॥२४॥ 
झ्राक्षेप--फिर तो घूर्साम में भी पावृत्ति--भ्रस्यास न होकर झागम होना 
चाहिए, यदि ऐसा कहो तो-- 
नावृत्तिधमंत्वात्‌ ४२५॥ 
ससा०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि घूर्साम श्रावृत्ति के घर्मवाला है, वहाँ 
झागम नहीं होगा। 
बहिष्पवसाने तु ऋगागमः सामेकत्वात्‌ ॥२६॥॥ 
बहिष्पवमान नामक स्तोमवृद्धि में ऋचाओं का झ्रागम करना पड़ता है, क्योंकि 
उनमें साम का एकत्व होता है। 


श्णश] 


थ्म्यासेन तु संस्यापूरणं सामिधेनोष्वस्यासप्रकृतित्वात्‌ू ॥२७॥ 
पु ०---भ्रक्ृति में भ्रभ्यास होने से सामिधेनियों में भ्रम्यास से ही संख्या की पति 
करनी चाहिए। 
अविशेषास्नेति चेत्‌ ॥२८॥ 
श्राक्षेप--अम्यास और श्रागम में कोर्ई विशेषता नहीं है, यदि ऐसा कही तो-- 
स्थाठ्मंत्वात्‌ प्रकृतिवदम्यस्थेता$5संख्याप्रणात्‌ ॥२६॥॥ 
समा ०---उक्त कथन ठीक नहीं । विक्ृति-धर्मंता होने से ही ग्रम्यास होता है, पूर्व 
प्रकृति कौ संख्या के समान । जब तक संख्या पूरी न हो, तब तक श्रभ्यास होता चाहिए । 
यावदुकत वा कृतपरिमाणत्वात्‌ ॥३०॥ 
सि०--शास्त्र में जितना निर्देश है, उतना ही प्रम्यास करना चाहिए, क्योंकि 
निश्चित परिमाण निर्दिष्ट किया गया है। 
अधिकानाञ्च दर्शनात्‌ ॥३ १॥ 
अ्रधिकों का दर्शन होने से भी श्रम्यास नहीं है, श्रागम है। 
कर्मेस्वपीति चेत्‌ ॥३२७ 
आक्षेप--धूर्साम-गान में भी ऐसा ही होना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो-- 
न चोदितत्वात्‌ ॥२३॥ 
समता ०---उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ स्पष्ट विधान है, भरत: आागम से ही 
संख्यापूर्ति करनी चाहिए। 
घोडशिनो बंकृतत्वं तत्र कृत्स्तविधातात्‌ ॥३४ा 
पूर्व ०--घोडशी का वैक्ृतत्व है भ्र्थात्‌ षोडक्षी-प्रह विकृतिविहित पदार्थे है, 
विकृति में उसका सम्पूर्ण विधान होने से । 
प्रकृतो चाइमावदरशंनात्‌ ॥३५७ 
और, प्रकृति में पोडशी ग्रह के प्रभाव का दर्शेच होने से श्रकृति में इसका निषेध 
भी है, भ्रत: यह वैकृत है । 
अयशबचनाच्च ॥ २६॥॥ 
तथा, किन्हीं स्थानों पर षोडशी से रहित ज्योततिष्टोम को प्रयज्ञ कहा है, अतः 
गह बैकृत है। 
पब्रकृतो वा शिष्टत्वात्‌ ॥३७। 
सि०--अश्रकृति --ज्योतिष्टोम में विहित होने से षोडणी प्राकृत है । 
प्रकृतिदर्शनाक्ष्च ॥३८॥। 
प्ौर, प्रकृति में पोडशी के दशंन होने से भी षोडशी प्राकृत है। 
आस्तान॑ परिसंख्याथस्‌ ॥॥३६॥ 
परिसंख्या के लिए षोडशी का विकृति में भी झ्राम्तान है । 
डकक्‍्तसभावदर्शनम्‌ ॥४०॥ 
प्रकृति में षोडशी के प्रभावदश्शन से वैकल्पिक षोडक्षी होती है। 


मीमांसादर्शन म्‌ [१गरश 


गुणादयज्ञत्वम्‌ ॥४ १॥ 
बोड्शी को “प्रयश्ञ' भवित से कहा गया है | पक्ष में यज्ञ न होने से वह वैकल्पिक 
है। पक्ष में भ्रभाव होने से गौणवृत्ति से उस्मे अयज्ञ कहा जाता है । वस्तुतः षोडशी प्राकृत 
है श्रोर यह सिद्धान्त-पक्ष में ग्रहण होती है । 
तस्थाग्रवणादग्रहणम्‌ ॥४२॥ 
उस षोडब्षी-ग्रह का ग्रहण आग्रयण से करता चाहिए। 
सकध्याच्च वचनात्‌ ॥४३॥ 
पूर्व ०---उन्य से भी पोडशी का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रमाण पाये 
जाते हैं । 
तुतोयसवने वचनात्स्थात्‌ ॥४४॥॥ 
प्रमाण उपलब्ध होने से तृतीय सवन में भी षोडशी का ग्रहण करना चाहिए । 
श्रमभ्यासे परावछब्दस्य तादर्थ्यात्‌ ॥४५॥ 
“पराक्‌' शब्द भ्रनम्यास में होता है, क्योंकि उसका अवगम तादश्यं होता है, अतः 
उक्ध्य और श्राग्रयण से षोडशी का ग्रहण करना चाहिए। 
उक्ध्यविच्छेदबचनान्च ॥४ ६0 
श्रौर, विच्छेदक के उपलब्ध होने से उकथ्य से मी षोडश्ी का ग्रहण करना 
चाहिए। 
ब्राप्रथणाद्वा परावछव्दस्थ देशवाचित्वात्पुनराधेयबत्त्‌ ।४७॥ 
सि०--पराक्‌' शब्द देशवाची होने से पुनराधेय की भाँति प्राग्रयण से ही घोडशा 
का ग्रहण करना चाहिए। 
विच्छेदः स्तोमसामान्यात्‌ ॥रं८॥ 
विच्छेद--वचन स्तोम सामान्य के कारण है, श्रत: आम्रयण से ही घोडशी का 
ग्रहण करना चाहिए। 
उवध्याअम्निष्टोससं योगादस्तुतशस्त्र; स्थात्सति हि संस्थान्यत्वम्‌ धढहा 
पूर्व ०--घोडशी का उक्थ्य प्रौर भ्रग्तिष्डोम के साथ सम्बन्ध होने से यह स्तोत्र 
ओर दास्त्र से रहित होती है। यदि इसे स्तोत्र भर शस्त्र से युक्त माना जाए तो भिन्‍न 
संस्था माननी पड़ेगी, ग्रतः षोडक्षी स्तोत्र शोर दास्त्र से रहित ही होती है। 
सस्तुतशस्त्रो वा तदज्त्वात्‌ ॥५०॥। 
सि०--पषोडक्षी स्तोत्र शोर शस्त्र सहित होती है, क्योंकि स्तोत्र श्रौर वस्त्र घोडशी 
के भज्ध होते हैं । 
लिड्डदशंनाच्च १५ १॥ 
प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी यही सिद्ध होता है कि स्तोत्र और शस्त्र घोडशी 
के भ्रज्ध हैं। 
वचनात्स॑स्थान्यत्वम्‌ ॥५२७ 
प्रमाणों के उपलब्ध होने से भिन्न संस्था भी सान्‍्य है । 


१०५] 


प्रभावादतिराजेषु गृह्मते ॥५३॥ 
पूरब ०--प्रज़िरिस का दिरात्र में श्रभाव होने से अज़्िरस हिराज्र में पोडशी का 
ग्रहण होता है। 
प्रन्वयो वाध्नारभ्यविभानात्‌ ॥४४॥ 
सि०--धोडशी का भी अस्वय इस क्रतु में होता है, क्योंकि अ्रनारम्भ विधान 
होता है । 
चतुर्थ चतुर्थेड्हन्यहीनस्थ गह्यते इत्यभ्पासेन प्रतोयेत भोजनबत्‌ ॥५५॥ 
पूर्व-- भ्रहीन याग में चौथे-चौचे दिन में षोडज्शी का ग्रहण होता है, इसलिए एक 
प्रहीन में भोजन की भांति प्रभ्यास प्रतीत होता है। 
श्रपि वा संख्यावस्वान्नाहीनेषु गृह्मते पक्षवदेकस्मिस्संस्याने भावात्‌ ॥५६७ 
सि०---चतुर्थें' पद संख्यावाचक होने से भिन्न-भिन्न अहीन यागों में घोडशी का 
ग्रहण होता है, क्योंकि एक में संख्या का प्रयोजन रुफल नहीं होता | 
भोजने च तत्संख्यं स्पात्‌।५७॥ 
ग्रोर, जो 'भोजनवत्‌' कहा गया है, उससे चतुर्थ से ग्रन्य चतुर्थ वहाँ पर कल्पित 
फ़िया गया है। 
जगत्साम्नि सामाभावादृक्‍तः साम तदास्यं स्थात्‌ ॥५८७ 
जगत्साम में जगती छन्दवाली ऋचाग्रों का सम्बन्ध होने से, ऋचा के झाधार 
पर यह नाम पड़ा है, साम के प्राधार पर नहीं, क्योंकि सम्पूर्ण सामवेद में जगत्संज्ञक प्ताम 
का शभ्रभाव है । 
उभयसास्ति नैमित्तिकं विकल्पेन समत्वात्स्थात्‌ ३५६७ 
पूर्व ०---उभय सामवाले 'गोसब' प्रादि क्रतुओं में जहाँ बृहत्‌ ओर रथन्तर दोनों 
सा्मो का गान होता है, वहाँ नेमित्तिक होते से विकल्प है, क्योंकि दोनों साम हैं । 
मुख्येन वा नियम्यते ॥६०॥ 
अथवा, भुख्यत्व से नियम करना चाहिए । 
निमित्तविघातादा कतुयुकतस्थ कम स्थात्‌ ॥६१॥ 
सि०--निमित्त का विघात होने से कोई श्रन्य ही ऋचा अतु के श्राधार पर ली 
जाएगी। 
ऐन्द्राबायवस्थाग्रवचनादादितः प्रतिकर्ष: स्थात्‌ ॥६२॥ 
पूर्व ०---भ्रग्न वचन होने से ऐन्द्रावायव ग्रहर-पात्र का सबसे पूर्व ग्रहण होना 
चाहिए। 
श्रपि वा धर्मविशेषात्तद्धर्माणां स्वस्थाने प्रतिकरणादप्रत्वमुच्यते ॥६३॥ 
सि०--ऐन्द्रावायव ग्रह विशेष घममेवाले होने से उसी धर्म से पूर्णूपेण युक्त 
हैं, प्रत: भ्रग्नता का तात्पय है कि प्रकरणानुसा र भ्रपने स्थान में ही उनका भ्रग्नत्व है। भाव 
यह है कि जहां मैत्रावरुण भ्रादि ग्रह लिये जाते हैं, वहाँ ऐन्द्रावायव ग्रहू उनसे पूर्व लिया 
जाएगा; ग्रह यथास्थान ही लेने चाहिएँ। 


मीमांसाद्शनम्‌ [श्गर 


धारासंयोगाच्च ।६६४॥। 
घाराग्रहों का संयोग होने से सर्व की अ्ग्नता का विघान नहीं है, श्रत: सबके आदि 
में प्रतिकर्ष नहीं करता चाहिए । 
कामसंयोगे तु बच नादावितः प्रतिकर्ष: स्मात्‌ ।६६४॥। 
पूर्व ०--जहाँ काप्त--फल का संथोग होता है , वहाँ ग्रह का सर्व झ्रादि में प्रति- 
कप होता है, क्योंकि ऐसे प्रमाण उपलब्ध होते हैं । 
तद्देशानां वाउ्ग्रसंयोगात्तद्य॒क्ते कामग्ञास्त्रं स्थान्नित्यसंयोगात्‌ ॥ ६६ 
सि०--जहाँ अग्न” पद का सम्बन्ध उस-उस देश में स्थित ग्रहों के साथ है, वहाँ 
अग्रता का सम्बन्ध होते से स्वस्थात में फलबोधक विधि है, नित्य संयोग होने से | भाव 
यह है कि ग्रह का ग्रहण अपने नियत स्थान पर ही होगा। 
परेषु चाप्रशब्द: पूर्ववत्‌ स्पात्तदादिषु ॥६७॥ 
पूर्व ०--ऐस्द्रावायव श्रादि ग्रह में श्रूयमाण 'अग्र' शब्द पूर्व अधिकरण के समान 
होता है । जिस-जिसकी प्रग्रता श्रूयमाण होती है, तदग्रों का कामसंयोग होता है। 
प्रतिकर्षो वा तित्यार्थेनाप्रस्य तदसंयोगात्‌ ॥६८॥ 
सि०--ऐन्द्रावायव से प्रतिकर्ष होता हैं, क्योंकि नित्यार्थ से भ्ग्रता का काम -८ 
फल से संयोग नहीं होता । 
प्रतिकषंड्च द्शञ यति ॥६९॥ 
और, “धारपेयुल्त य॑ कासाय पुक्लीयु: इत्यादि लिज़वाक्य भी प्रतिकर्ष के 
सूचक हैं। 
पुरस्तादेन्द्रवायवादग्रस्य कृतदेशत्वात्त ॥७०॥ 
भ्रग्नता का स्थान निश्चित होने से ग्राश्विन भ्रादि ग्रहों का ऐन्द्रावायब ग्रहों से पूर्व 
प्रतिकर्ष होता चाहिए । 
तुल्यधर्म त्वान्च ॥७ १0 
और, समानघमंता होते से भी ऐन्द्रावायव ग्रह से पूर्व आ्रादिवन झादि का ग्रहण 
करना योग्य है । 
तथा च लिख्ूददांनम्‌ ॥॥७२॥ 
प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्त कथन की सिद्धि होती है। 
सादनं चापि जेषत्वात्‌।७३॥६ 
आासादन (वेदि पर सथास्थान रखना) भी अपकृष्ट होता है, क्योंकि वे ग्रहण 
के दोष हैं । 
लिज्भुदशनाच्च ।३७४१॥ 
आ्रासादन के प्रतिकर्ष में प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं। 
प्रदान चापि सादनवत्‌ ॥७१५॥ 
पूर्वे०--पदान (श्राहुति देते) में भी श्रासादव के समान प्रतिकर्ष होता है, क्योंकि 
दोनों का परस्पर सम्बन्ध है । 


२०५] 


नवा प्रधए्नत्वाच्छेषत्यात्सादनं तथा ॥७६॥ 
सि०---तहीं । प्रदान मुझय कर्म है, अत: श्रासादन के समान प्रतिकर्ष (अदल- 
बदल ) नहीं होगा । 
अ्यनोकायां न्यायोक्‍तेष्वास्नान गुणायें स्थात्‌ ॥७णा 
पूर्व ०---5यनीक (द्वादश्षाह के पहले, पिछले प्रौर दसवें दिन को छोड़कर जो शेष 
नौ दिन हैं, उनका नाम अ्यनीक है) में तीसरे दिन में ग्रतिदेश शास्त्र से प्राप्त आग्रयणता 
न्याय्य है श्रौर पुन: कथन ग्रथंवाद--स्तुति के लिए है। 
प्रपि वाष्हुगंणेष्वस्निवस्समानं विधान स्थात्‌ ॥७८॥। 
सि०---अहसं णों में प्रग्तिचयन के समान समान विधान है, अ्रथ॑ंवाद नहीं । 
ह्ादशाहस्य व्यूडसमूठत्वं पृष्ठवत्समानविधानं स्थात्‌ ॥७६॥ 
पूवे ०--ढ्वादशाह पृष्ठ के समान व्यूढ प्रौर समुढरूप होने से समान विधान» 
वाला है। 
व्यूडो वा लिझ्लदशंनात्ससुरुघिकारः स्थात्‌ ॥८०॥ 
सघ्िि०--वयूढ समूद का विकार है । इस विषय में प्रमाण उपलब्ध होते हैं, अ्रतः 
अ्यूढ भ्रोर समूढ़ दोनों समान विधानवाले नहीं हैं । 
कामसेयोगात्‌ ॥८१॥ 
काम का संयोग होने से व्यूढ समूढ का विकार है! 
तस्योभयथा प्रवृत्तिरंककर्म्यात्‌ ।८रा। 
व्यूढ और समूढ़ दोनों प्रकार के द्वादशाहों की प्रवृत्ति ग्रविशेषतया होती है, क्योंकि 
दोनों की एक कमंता है। 
एकदशिनीवत्‌ ज्यनीका प्रवृत्ति: स्यात्‌ ॥5३४ 
पूर्व ०--जंसे एकादशिन प्रकरण में श्रावृत्ति >-भ्रभ्यास है, उसी प्रकार ज्यानीक 
में भी श्रावृत्ति है। 
स्वस्थानविवृद्धिवा5ह्वामप्रत्यक्षसंस्यत्वात्‌ ॥८४॥ 
घ्ि०--स्वस्थान-विवृद्धिरूप भ्रावृत्ति है, क्योंकि दिवसों की संख्या अप्रत्यक्ष है। 
पृष्ठयावृत्तो चाग्रयणस्प दर्शनात्‌ त्र्यस्त्रशे परिवृत्तों पुनरैन्द्रवायवः स्यात्‌ ॥८५॥ 
श्रौर, पृष्ठ्‌य की श्रावृत्ति में तेतीस दिनों में भ्रग्नता का दर्शेन होता है, पुनः दष्ड- 
बहतित प्रावृत्ति में ऐन्द्रावायव होता है, भ्रत: स्वस्थान में विवृद्धि होती है। 
बच्नात्परिवृत्तिरेकाद शिनेषु ॥८६॥ 
एकादद्णिन प्रकरण में जो दण्डकऋलित आवृत्ति होती है, वह प्रमाण उपलब्ध होने 
से युक्त है। 
लिड्भादवांनाच्च ॥प७ा 
प्रमाण उपलब्ध होने से भी एकादशिन प्रकरण में दण्डकलित आवृत्ति स्वीकार 
करने योग्य है। 


सीमांसादर्शनम्‌ [१०४५-६ 


छल्दोव्यतिक्रमाद व्यूढे भक्षपव्मानपरिधिकपालमन्त्राणां 
परधोत्पत्तिबचवमूह॒वत्स्थात्‌ ॥८5॥॥ 
व्यूडसंज्ञक द्वादशाह याग में मुख्य छन्दों का व्यतिक्रम होने से भक्ष, पवमान, 
परिधि और कपाल के मन्‍्हत्रों का जैसा पाठक्रम है, उसी प्रकार बोले जाएँगे। सन्त्रों में 
अ्रदल-बदल नहीं होगा; ऊह्‌ केवल छन्दों में होगा । 
0 इति पूर्बमोसांसादर्शने दशमाध्यायस्य पठचमः पादः ॥॥ 


घषष्ठः पादः 


एकचेस्थानानि यज्ञ स्युः स्वाध्यापवत्‌ ४१॥ 

पूर्व ०--यज्ञ में रथन्‍्तर आदि सामों का गान एक ही ऋचा में करना चाहिए, 

स्वाध्याय के समान। 
तुचे वा लिझ्डदर्शनात्‌ ॥२। 

सि०--यह गान एक ऋचा परन होकर तीनों ऋचाप्नों पर होना चाहिए, 

लिज्ुबोधक प्रमाणों के उपलब्ध होने से ! 
स्व॒दृशं प्रति वोक्षणं फालसात्रं पराथेत्वात्‌ ॥३॥ 

स्वदुक्‌ शब्द के साथ वीक्षण का साक्षात्‌ सम्बन्ध होता है, भ्रन्‍्यथा यह शब्द काल 

को लक्षित करता है, स्तुत्यर्थक होने से । 
पृष्ठयस्य युगपद्धिघेरेकाहवद्द्रिसामत्वम्‌ ॥४॥॥ 

पुर ०--पृष्ठस्तोत्र का एकसाथ विधान होने से एकाह के समान दोनों सामों का 

एक दिन में अनुष्ठान करना चाहिए। 
विभकते वाउसमस्तविधानात्तद्विभागेश्मतिषिद्धम्‌ ॥५॥॥ 

यूवें ०--'पृष्टुय:' पद में इन्द्र समास का भ्रभाव और बहुब्रीहि समास का विधान 
होने से विभाभ में भी बुहतू और रथन्तर का प्रतिषेध नहीं होता श्र्थात्‌ किसी दिन बृहत्‌ 
साम का गान हो, किसी दिन रथन्तर का। 

समासस्त्वेकादशिनेषु तत्प्रकृतित्वात्‌ ॥६॥ 

पृ ०--अ्रकृति --ज्योतिष्टोम में सम्पूर्ण एकादक्षिनों का प्रालम्भ-दान होने से 

वहाँ पर समास होता है। 
बिहारप्रतिषेधान्च ॥७॥ 

असमान भ्रधिकरण का भ्रतिषेध होने से भ्रत्य दिनों में उन (पशुओं के श्रालम्भ) 

का प्रतिषेध किया जाता है झोर प्रायणीय में उनकः ग्रावम्भन होता है । 
श्रुतितो वा लोकबद्विभाग: स्थात्‌ ॥७॥ 

सि०--द्वित्व (द्विवचनी) श्रुति होने से जैसे लोक में व्यवहार होता है, उसी 

प्रकार प्रायणीय श्र उदयनीय में विभाग होता है। 


श्गद्]ु 


बिहारप्रकृतित्वाच्च ॥६॥॥ 
ओर, विहार अर्थात्‌ एक-एक पशु का दान प्रकृत है, इसलिए भी विभाग होना 
चाहिए । 
यावच्छक्य ताबद्विहारस्थानुप्रहीतव्यं विज्यये च तदासत्तेः १० 
जहाँ तक हो सके विहार-वाक्य का अनुसरण करना चाहिए। संशय होते पर मुख्य 
प्रमाण के ग्राधार पर निर्णप करना चाहिए। 
तयस्तथेति चेत्‌ ॥११॥ 
आक्षेप--यदि मुख्य वचन के भ्राधार पर ही निर्णय होना है तो प्रायणीय में तीन 
ही पशुझ्रों का आलग्भन-दान होना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो-- 
न समत्वात्मयाजवत्‌ ॥१२॥ 
समा ०---उक्त कथन ठीक नहीं, समान भाग होने से प्रयाज के समान । बस्तुतः 
साम्पत्व से ही प्रयाजवत्‌ विभाग करना चाहिए। 
स्वपृष्ठे पृष्ठदाब्दासेषां स्थादेकवेशस्वं पृष्ठस्ष कृतदेशत्वात्‌ ॥१३॥ 
पु ०--सवपृष्ठ में पृष्ठ झब्द के होने से रथन्तर आदि सभी पृष्ठों का एकदेशत्व 
है, क्योंकि पृष्ठ का स्थान पूर्व से ही निश्चित है। 
विधेस्तु बिप्रकर्ष: स्थात्‌ ॥१४॥ 
सि०--विधिवचन से देशभेद होता है। 
वैरूपसामा ऋतुसंयोगात्‌ चिवृद्ददेकसामा स्थात्‌ ॥१५॥ 
पु ०--ज्योतिष्टोम याग की संस्था उक्थ्य में एक वैरूप साम होता चाहिए, 
क्योंकि साम का समग्र ऋतु के साथ सम्बन्ध है। जैसे आिवृत्‌ श्रग्तिष्टोम समग्र ऋतु में 
श्रिवृत्स्तोम है, उस्ती प्रकार उवश्य में भी एक साम होना चाहिए। 
पृष्ठार्थे वा प्रकृतिलिज्भसंपोगात्‌ ॥१६७ 
सि०---पृष्ठकाय् में ही वैरूप साम का निवेक्ष है, प्रकृतिलिज़ के संयोग से । 
जिवृदृदिति चेत्‌ ॥ १७॥॥ 
श्राक्षेप--जैसे त्रिवृदस्लिष्टोम में समग्र ऋतु में त्रिवृत्त्त का निवेश होता है, वैसे 
ही यहाँ भी होता है, पदि ऐसा कहो तो-- 
न प्रकृतावक्‌ त्स्नसंयोगात्‌ ॥१८॥ 
सप्ता०--उक्त कथन ठीक नहीं । प्रकृति में सम्पूर्ण कतु के साथ सम्बन्ध त होने 
सै त्रिवृत्त्व नहीं है । 
चिधित्वान्तेति चेत्‌ 0१६॥ 
प्राक्षेप--जैसे घेनुविधि में ऋतु के साथ सम्बन्ध है, वैसे हो यहाँ भी ऋतु के साथ 
पम्बन्ध होना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो-- 
न स्पादिशये तल्नयायत्वात्कर्माविभागात्‌ ॥२०। 
समा०---उक्त कथन ठीक नहीं । यह विधि धेनु के समान नहों है। संज्षय की 
रिषिति में वह न्याय्य है, क्योंकि कर्मों का अ्रभेद है । 


मीमांसादशंनम्‌ [श्गर 


प्रकृतेशयाथिकारात्‌ ॥२१॥ 
और, श्रकृति--ज्योतिष्टोम का विकार न होने से भी सामों का कृत्सन -- सम्पूर्ण 
ऋतु संयोग नहीं हे ॥ 
त्रिवृत्ति संख्यात्वेन सर्वे संस्याधिकारः स्थातु 0२२॥ 
पूर्व ०--विवुदस्निष्टोम में त्रिवृत्‌ -त्रैगुण्यरूप संख्या का विधान होने से हर 
वस्तु को तिग्ुना करना चाहिंए, क्योंकि संख्यात्व सामान्‍य से स्वेसंख्या का विकार है। 
स्तोमस्थ वा तल्लिड्धत्वात्‌ ॥र२३७ 
लि०---त्रिवृदग्निष्टोम में केवल स्तोमों को ही त्रिवृत्‌--तिगुना करना पड़ता है। 
अमाणों से भी यही बात सिद्ध होती है। 
डउम्रयसास्ति विधवजिद्वि भागः स्थात्‌ ॥२४॥ 
पूरब ० “उभय सामवाले याग में विदकजित्‌ याग के समान विभाग होता है। 
पृष्ठा्थें बाञ्तदर्यत्वात्‌ (२५ 
स्ि०--पृष्ठाथे में दोनों का विनियोग है, ग्रतः उनका विभाग न होकर समुच्चय 
है, क्योंकि उन दोनों का भ्रौर कोई प्रयोजन नहीं है । 
लिज्भवश्ञंनाज्व ॥२६॥ 
प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी यही सिद्ध होता है कि उभय सामवाले याग में 
रथन्तर भ्रोर बृहत्‌ दोनों सामों का समुच्चय है। 
पुष्ठे रसभोजनसाबुत्तेसं स्थिते त्रयस्त्रिज्षेहनि स्पात्तदानन्तर्यात्‌ प्रकृतिवत्‌ 0२७१ 
पुबं ० - पृष्ठ में ससभोजन--घी या मधु का अक्षण विपरीत क्रम से करना चाहिए 
प्रकृतियाग के समान, त्रयस्त्रिज्ञत (तेतीसवें) अरह के संस्थित होने पर, क्योंकि इन दोनों 
में प्रानन्तयं है। 
भ्रन्ते वा कृतकालत्वात्‌ ॥२८॥। 
सि०--मधु या घृत-भक्षण षडह के अन्त गें होगा, क्योंकि इसका समय निर्धारित 
है। 
अभ्यासे थे तदभ्यातः कर्ण: पुनः प्रयोगात्‌ ॥२ध॥ 
पूर्व ०--षडहरूप कर्म के पुन:-पुन: प्रयोग से पडह की प्लावृत्ति होने पर रस- 
भजन की भी आवृत्ति होती है । 
प्रस्ते वा कृतकालत्वात्‌ ॥३०॥७ 
लि० - कई षडह होने पर रसभोजन श्रस्तिम षड॒ह के पश्चात्‌ ही होगा, प्रत्येक 
अड॒ह के पश्चात्‌ वहीं, क्योंकि इसके लिए समय का निर्धारण किया हुभा है । 
आवुत्तिस्तु व्यवाये कालमेबात्‌ ॥३ १४ 
व्यवधान होने पर कालभेद से ग्रावृत्ति होती है। भाव यह है कि गवामयत यज्ञ में 
अक्ष भ्रत्येक मास के श्रन्त में होना चाहिए। 
मधु न दीक्षिता ब्रह्मचारित्वात्‌ ॥३२॥ 
पूर्व ०--सत्री लोग दीक्षित होते हैं । दीक्षित प्रवस्था में ब्रह्मचय का पालन करने 
से उन्हें मधु का भक्षण नहीं करना चाहिए। 


श्ण६] 


प्राइयेत बा यज्ञार्भ त्वात्‌ ॥३ ३१ 
सि०--यज्ञ में क्शिष विधान होने से सत्री लोगों को मधु-भक्षण करना चाहिए। 
(जहाँ मधु का निषेध है, वहाँ मधु का अर्थ है शराब, परन्तु यहाँ मधु का अर्थ है घहद १) 
सानसमहरन्तरं स्पाद हादशहहे व्यपदेशात्‌ ॥ ३४ 
पूर्व ०--भेद-ब्यपदेश होने से 'मानसग्रह' द्वादशाह के पश्चात्‌ होना चाहिए। 
तेन च संस्तवात्‌ ॥३ ५॥॥ 
हादशाह 'मानस' के द्वारा स्तुत होता है, इस स्तवन से भी भेद का ज्ञान होता है। 
प्रहरन्ताउच परेण चोदना ७३ ६॥ 
और, “मानसग्रह' का विघान द्वादश्षाह के पदचात्‌ होने से 'मानस' हादशाह से 
भिन्‍स दिवस का अज्ू है। 
पक्षे संख्या सहसवत्‌ ॥३७॥ 
यदि तेरह दिन माने जाएँ तो बारह की संख्या का बाघ होता है, यदि ऐसा कहा 
जाए तो द्वादश्ष संख्या सहस्न संख्या (सहसख्र संख्या हजार से ग्रधिक के लिए भी प्रयुक्त 
होती है) के समान अ्रधिक में भी प्रयुक्त होती है। 
श्रहरज्भ' वांशुवच्चोदनाभावात्‌ ॥३े८ा। 
सि०--पृथक्‌ विधान न होने से 'मानसपग्रह' पृथक्‌ कर्म नहीं है, भ्रपितु द्वादशाह के 
दसवें दिन का भ्रद्धभ है, सोमयाम में होनेवाले अंशुग्रह के समान। 
दवामविप्तमे बचनाच्च ॥३६॥ 
दश्म विसगें-वचन से भी यही सिद्ध होता है कि 'मान्रसग्रह” दशम दिवस का 
भज है। 
दवामेष्हनीति च तद्गुणशास्त्रात्‌ ॥डंगा 
“बहामे ब्रहनि' इस वाक्य से भी 'मानसग्रह' दसवें दिन का अज्ध है। 
संख्यासासञजस्यात्‌ ॥४१॥ 
“मानसग्रह' को दसवें दिवस का अद्भ मानने पर संख्या का भी सामड्जस्थ हो 
जाता है। 
पद्वतिरेके चैकस्प भावात्‌ ॥४ २॥ 
पशुश्रों के दान में एक के ग्रतिरेक ( बढ़ाने) से भी यही सिद्ध होता है कि 'मानस- 
ग्रह' प्रद्ध है, कर्मान्तर नहीं है। 
स्तुतिव्यपदेशभज्भू नाविप्रतिषिद्ध॑ ब्रतवत्‌ ॥४३॥ 
स्तुति का व्यपदेश ब्रत की भाँति विप्रतिषिद्ध नहीं होता, क्योंकि अ्रज्ध से अज्भी की 
स्तुति होती है । 
चचनादतदन्तत्वम्‌ ४४॥ 
वचन से तदनन्तता नहीं होती, भ्रत: 'मानसग्रह॑ अज्भ है, स्वतन्त्र कर्म तहीों। 
पत्नीसंयाज के पश्चात्‌ 'माचसग्रह' का ग्रहण किया जाता है। 


मीमांसादर्शनम्‌ [शग६३ 


सत्रमेकः प्रकृतिवत्‌ ॥४५॥ 
पूर्व ०--सज् में एक ही कर्त्ता --यजमान होता है, जैसे प्रकृति --ज्योतिष्टोम में 
एक ही यजमान होता है । 
बहुबचनात्तु बहुनां स्थात्‌ (४ ६॥।॥ 
सि०---बहुवचन का प्रयोग होने से सत्र बहुतों द्वारा होना चाहिए, एक का 
बाघ है। 
अपदेदा: स्यादिति चेत्‌ ॥४७॥ 
श्राक्षेप--क्रैवल क्रिया का सम्बत्ध होने से बहुवचन का प्रयोग है, पदि ऐसा 
कहो तो-- 
नंकव्यपदेशात्‌ ॥४५॥ 
सस्रा०--उक्त कथन ठीक नहीं, एक का व्यपदेश (दूसरे के साथ सम्बन्ध) 
होने से । 
सन्निवापं च दर्शायति ॥४६॥ 
सन्निवाप का प्रयोग भी सत्र को बहुकतुंक सिद्ध करता है। 
बहुनासिति चैकस्मिन्विशेषवचने व्यर्थम्‌ ॥५०॥॥ 
यदि केवल एक ही यजमान माना जाए तो बहुवचन का निर्देश निरर्थक हो 
जाएगा, भ्रतः सत्र में एक नहीं, श्रनेक यजमान होते हैं, गृहपति उनमें सर्वश्रेष्ठ होता 
है। 
भ्रन्ये स्पुऋ्' त्विज: प्रकृतिबत्‌ ॥५१॥ 
पूर्व ०--सत्र मे प्रकृति ->ज्योतिष्टोम की भाँति ऋत्विज यजमान से भिन्‍न होने 
चाहिएँ । 
अपि बा यजमानाः स्पुऋ त्विजामभिधानसंयोगात्तेषां स्थाद्यजसानत्वस्‌ ॥५२॥ 
सि०--यजमान ही ऋत्विज होते हैं, ऋत्विजों का नाम के साथ सम्बन्ध होने से 
उनका यजमानत्व है। 
कतुसंस्कारो वचनादाधातृव दिति चेतू ॥५३॥॥ 
झाक्षेप--वचत-सामर्थ्यं से इन सबकी दीक्षा-संस्कार का विधान है, जैसा प्राधाव 
में होता है, यदि ऐसा कहो तो-- 
स्थादविशये तन्‍न्‍्यायत्वाटकृतिवत्‌ ॥५४७४ 
ससाा०---उक्त कथन ठीक नहीं । संशय उत्पन्न होने पर यजप्तान ही ऋत्विज 
होते हैं, यही न्याय्य है, प्रकृति के समान । 
स्वाम्यारुयाः स्पुगुंहपतिवदिति चेत्‌ ॥५४५॥ 
आक्षेप -अध्वय्‌ं श्रादि शब्दों को भी गृहपतति छाब्द के समान यजमान का वाचक 
मानना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो-- 
न प्रसिद्धप्रहणत्वादरंपुक्‍्तस्थ तद्धसेण ॥५६।॥॥ 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि जो प्रसिद्ध है, उसी का ग्रहण किया जाता 


रण] 


है। प्रध्वर्यु श्रादि से यजमान का ग्रहण नहीं हो सकता। ऋत्विक्‌ घ॒र्मं से पसंयुक्त-- 
प्रसस्वद्ध स्वामी की ही गृहपति आरुया (नाम) है। 
बहुनासिति तुल्पेषु विशेबवचन नोपपद्यते ॥५७॥ 

बहुत यजमानों में जो गृहपति होता है, सतरकर्ता कहलाता है, केवल यजमानों में 

विशेष वचन उपपस्त नहीं होता । 
दीक्षिता5दीक्षितव्यपदेदाइच नोपपद्चते5्ये योनित्यभावित्वात्‌ ॥४८॥॥ 

सत्र में दीक्षित और ग्रदीक्षित का व्यवहार भी उपपन्न नहीं होता, क्योंकि वहाँ 

श्र्थ (दीक्षित और ग्रदीक्षित) का नित्य भाव है, भरत: सत्र में सब कार्य यजमान द्वारा ही 


होते हैं । 
प्रदक्षिणत्वाच्च ॥५ ६६४ 
सत्र में दक्षिणा भी नहीं दी जाती, क्योंकि वे स्वयं ही यज्ञ के स्वामी होते हैं। 
इससे भी यही प्रमाणित होता है कि सत्र यजमान द्वारा ही सम्पन्न होता है। 
द्वादशाहस्थ सत्रत्वसा सनोपायिचोदनेन यजमानबहुत्वेत च * 
सन्रशब्दामिसंयोगात्‌ ॥६०॥॥ 
द्वादशाह सत्र भी होते हैं ग्रौर अहीन मी । वे द्वादशाह सत्र हैं जिनमें 'श्रास' 
बैठने और 'उप--इ' कार्य प्रारम्भ करने प्रादि शब्द का प्रयोग होता है और जिसमें 
नियमानुसार सत्रह से कम भ्रौर चौबीस से अधिक यजमान नहीं होते । 
यजतिचोदनादहीनत्वं स्वामिनां चाइस्थितपरिभाणत्वात्‌ ॥६१॥ 
वे द्वादशाह भ्रहीन कहलाते हैं जिनमें 'यजति' धातु का प्रयोग हो श्रौर यजमानों 
की संख्या तिदिचत नहीं होती । 
अ्रहीने दक्षिणाशास्त्रं गुणत्वात्‌ प्रत्यहं कर्म भेदः स्थात्‌ ॥६२॥ 
पूर्व ०--पौण्डरीक अहीत में जो दक्षिणा का विधान है, वह प्रतिदिव भिन्‍्त-भिन्‍त 
होता है, क्योंकि वहाँ दक्षिणा गौण है और प्रतिदिन के कर्म में भी मिन्‍नता होती है । 
स्वस्थ बेककर्म्यात्‌ 0६३॥ 
श्राक्षेप--पौष्डरीक याग ग्यारह दिन का एक कर्म है,श्रतः याग पूर्ण होते पर एक 
ही बार दक्षिणा देनी चाहिए । 
पुषदाज्यवह्राद्धां युणज्ास्त्रं स्थात्‌ ॥६४॥ 
समा०--'एक ही बार दक्षिणा देनी चाहिए'--ऐसा कहना ठीक नहीं । प्रतिदिव 
की दक्षिणाओं में मेद हो सकता है, पृषदाज्य के समान, क्योंकि यहाँ अ्रहन >-दिन प्रधान 
है भर दक्षिणा गौण है, अ्रतः प्रतिदिन दक्षिणा की श्रावृत्ति हो सकती है। 
ज्योतिष्दोम्यस्तु दक्षिणा: सर्वासासेककर्म त्वाठ्ाकृतिवत्‌ तस्मात्तासां 
विकार: स्थात्‌ ३६४७ 
आ्राक्षेप--अहीन-याग विकार है, सम्पूर्ण कार्य के एक होने से । ज्योतिष्टोम की 
दक्षिणा भी एक होती है, प्रकृति के समात, झत: पौण्डरीक में भी दक्षिणा एक ही बार दी 
जाती चाहिए। 


मीमांसादर्शनमू्‌ [१०६ 


ह्वाइशाहे तु बचनात्मत्यहूं दक्षिणामिदस्तत्प्रकृतित्वात्परेषु तासां 
संख्याविकार: स्यात्‌ ॥६६॥ 
समा०--हवादशाह याग में प्रत्यक्ष वचन होने से प्रतिदिन श्रलग-ग्रलग दक्षिणा 
दी जाती है| पौष्डरीक आदि याग भी द्वादशाह की प्रकृतिवाला है, भ्रतः वहाँ भी कम के 
अनुसार दक्षिणा में भेद हो जाएगा । 
परिक्रपाविभागाद्ा समस्तस्य विकारः स्थात्‌ ॥६७७ 
सि०--परिक्तया में विभाग न होने से समस्त का विकार होता है अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
शज्ञ को सम्पन्न करने के लिए ऋत्विक्‌ का स्वीकार होता है, श्रतः दक्षिणा एक ही होती 
चाहिए। 
भेदस्तु गुणसंयोगात्‌ ॥६८॥ 
हादशाह में जो भेद कथन है वह तो गुण (सुत्या-सम्बन्ध) के कारण है। 
पोण्डरीक याग में ऐसा कोई कथन नहीं है, श्रतः वहाँ दक्षिणा एक बार ही दी जाती है। 
अ्ंत्यहं सर्वसंस्कारः प्रकृतिवत्‌ सर्वार्सा सर्वेशेषत्वात्‌ ॥॥६६॥ 
पूर्व ०-- जैसे प्रकृति में समस्त दक्षिणा का संस्कार उसी समय हो जाता है, उसी 
अकार पौण्डरीक याग में भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ ग्रहों --दिनों की प्रधानता है 
और दक्षिणा गौण है, भ्रत: प्रतिदिन सारी दक्षिणा ले जानी चाहिए। 
एकार्थ॑त्वास्नेति चेत्‌ ॥७०७ 
ब्राक्षेप--दक्षिणाओं का एकार्थंत्व होने से प्रतिदिन उन्के नयन (ले जाने) रूप 
संस्कार की आवश्यकता नहीं है, यदि ऐसा कहो तो--- 
उत्पत्तो कालमेदात्‌ ॥७१॥ 
ससा०---उकत कथन टीक नहीं । दक्षिणाओं की उत्पत्ति में विशिष्ट काल का 
सम्बन्ध श्रूयमाण होता है, अतः मेंद से ही संस्कार होता चाहिए, प्रतिदिन दक्षिणा ले 
जानी चाहिए। 
विभज्य तु संस्कारवचनादूद्रादशाहवत्‌ ॥७२॥ 
सि०--पौण्डरीक याग का प्रकृतियाग है द्वादशाहू, न कि ज्योतिष्टोम--ऐसा 
बचन है, ग्रतः द्ादशाह के समान विभाग करके ही दक्षिणा ले जानी चाहिए। 
लिज्लेन दब्यनिरेंशे संत्र प्रत्ययः साल्लिज्भस्प सर्व गामित्वात्‌ 0७३४ 
पूवें०--लिजुवाक्य के द्वारा झब्द का निर्देश होने पर लिजजुलक्षित सभी 
सानवी --मनु-सम्बस्धी ऋचाप्नों का बोध होता है, झाम्तेय की भाँति लिज़ूवाक्य के सर्वे- 
मामी होने से । 
यावदर्थ वाइ्थेशेषत्वादतोष्थेंन परिमाणं स्पात्तस्मिद 
लिड्डसामर्थ्यम्‌ ॥७४॥ 
छि०- जितनी मानवीय ऋचाओ्रों से कार्यसिद्धि होती है, उतनी ऋचाओं का 
ग्रहण करना चाहिए, सबका नहीं। अर्थशेष होते से सामिधेनियों का ही उपादान होता है, ह 
उन्हीं में लिज़ू वाक्य का सामध्ये है। 


१०६-७] 


झार्नेये कृत्स्वविधि: ॥७५७ 
प्राग्नेय सूक्त में सम्पूर्ण मन्‍्त्रों के अ्रद्भुत्व का विधान है । 
ऋजीषस्य प्रधानत्वावहगंगे सर्व स्य प्रतिपत्तिः स्थात्‌ शछद्धा 
ऋजीष के प्रधान होने से द्वादशरात्र आदि में सबकी प्रतिपत्ति --प्राप्ति होती है। 
वाससि मानोपावहरणे प्रशृतो सोमस्थ वचनात्‌ 0७७॥॥ 
प्रक्रति--ज्योतिष्टोम में सौम का मान --तोलना गौर डपावरण--बंटो रना एक 
ही वस्त्र में हो जाता है, बचन के सामरथ्यं से । [प्रकृतियाग में जिस कपड़े पर तोलते हैँ; 
उसी से बटोर भी लेते हैं, क्योंकि प्रकृतियाय एक ही दिन में समाप्त हो जाता है। ) 
तन्नाहगंणेअर्थाद्वा सः प्रकृति: स्थात्‌ ॥७८॥ 
परन्तु द्वादशाह अ्रहर्गण में (जो कई दिन चलते हैं) अर्थापत्ति से उपावहरण के 
लिए नया वस्त्र लाना चाहिए। 
मान पत्युत्पादयेत्थकतो तेन दर्शनादुपावहरणस्थ ॥॥७६॥ 
पूरब ०--प्रकृति में उपावहरण के श्रवण से माच--तोलने के उद्देश्य से दूसरा 
बस्व लेना चाहिए। 
हरणे वा शुत्यसंयोगादर्था द्विकृती तेन ॥८०॥ 
छ्ि०--सोम के उपावहरण के लिए ही अन्य वस्त्र की आवश्यकता होती हे, 
क्योंकि यह भिन्‍न वस्त्र से किया जाता है। मान के लिए श्रुति में भिन्‍न वस्त्र के लिए 
निर्देश नहीं है। 
॥ इति पृर्वसीभांसादर्शने दशसाष्यायस्य षष्ठः पाद: ॥ 


सप्तमः पादः 


पश्ञावेकह॒विष्ट्वं समस्तचोदितत्वात्‌ 0१0 
पूर्व ०--अभ्निषोम पशु में (सम्पूर्ण पश्चु घी, दूध झ्रादि का साधन होने से) एक 
ह॒वि की कल्पना होती है, समस्तरूप विधि पाये जाने से । 
प्रत्यड्भ॑ वा ग्रहवदड्भानां पृथक्कल्पनत्वात्‌ ॥२॥ 
सि०--अज्ञों की पृथक्‌ कल्पना होने से प्रत्येक भ्रज्ञ में हृवि का भेद होता है, 
प्रह-पात्र के समाच। (श्रज्भरूफ घृत आ्रादि भी हवि के साधन हैं। ) 
हविभेंदात्कर्मणोःस्थासस्तस्मात्तेम्पोष्वदानं स्थात्‌ ॥३॥ 
पूर्व ०--त्येक श्रज्ञ पृथक्‌ हवि है, श्रत: कर्म का भी अ्रफ्यास होना चाहिए प्ौर 
एस प्रकार सब प्रवयवों (दूध, दही, घृत) भ्रादि से आहुतियाँ दी जानी चाहिएँ। 
प्राज्यभागाहा निर्देशात्यरिसंख्या स्यात्‌ ॥४॥ 
प्राक्षेप--जैसे गृहमेघीय में पःन्‍्चम पक्ष में आज्यभाग का निर्देश है, बसे ही यहाँ 
भी परिसंख्यार्थ सबका ग्रहण होता है । 


मीमांसादर्शनस्‌ [१०७ 


तेधां वा दययवदानत्ब॑ विवक्षन्तसिनिदिशेत्पश्ञों: पल्चावदानत्वात्‌ ॥४॥ 
सम्ता०--पशु के घी, दूध भ्रादि पाँच झवदान >>झवयव श्रूयमाण होते हैं, उतमें 
से दो प्रवदानों की विवक्षा करते हुए उत्तका निर्देश किया जाता है। 
अंसकिरोनूकसक्पिप्र तिषेघश्च तदन्यपरिसंस्यानेल्नर्थक: स्थात्‌ प्रदानत्वात्तेषां 
निरवदातप्रतिषेषः स्थप्त्‌ ।६६॥॥ 
पूर्व ०--अंस, शिर, भ्रगूकादि के प्रतिषेघ से परिसंख्या नहीं होती। उनके 
निरवदान का प्रतिषेष किया जाता है, भरत: यह सिद्ध है कि सभी भ्रज्ों हारा इज्या की 
जाती है। 
अपि वा परिसंल्या स्थादतवदानीयशब्वत्वात्‌ ॥७0॥ 
सि०--पभ्रवदान विधिवावय के द्वारा होमाये को प्राप्त करता है, अतः अवदानीय 
दब्द होते से पक्षान्तर में परिसंख्या हो सकती है। 
शब्ाहाणे च दर्शनात्‌ ॥८॥ 
यागविशेष में ब्राह्मण से भिन्‍न के लिए भ्रवशिष्ट हवि का भक्षण विहिंत है । 
जूताशूतोपदेशा्व तेष!मुत्सर्ग वदयज्ञवेषत्व॑ सर्वेषां 
तर क्षपर्ण स्थात्‌ ॥६॥ 
प्रस्निपकव और प्रनग्तिपक्व का उपदेश होने से भी परिसंल्या में उत्सगंवत्‌ भ्रयज्ञ- 
ज्षेषत्व होता है। 
इंज्यादिधात्स्विष्टक्दिज्येत प्रफूतिवत्‌ ॥१०॥ 
पुर्वे०---इज्या के शेषमूत में से स्विष्टकृत्‌ होम करना चाहिए, जैसे प्रकृतियाग 


में होता है । 
अयज्ध पु शरवहिकारः स्थात्‌ ॥११॥ 
सि०--तीन अज्जों (पक्‍्व, अपक्व और चुत) से स्विष्टक्षत्‌ होम करना चाहिए; 
जैसे शर नामक घास के विधान से कुझाओं का बाघ होता है, वैसे ही केवल एक अज्ञ से 
स्विष्टक्ृत्‌ होम नहीं करना चाहिए | 
अध्यूध्नी होतुस्व्यज्भूबदिडावविकारः स्पात्‌ ॥१२॥ 
अध्यूष्नी में होता के 'इडा' नामक भरक्ष की कल्पना करनी चाहिए, व्यज़वत्‌ ८८ 
तीन भ्रद्ों के समान ) 
ज्षेषे वा समवैति तस्माव्॒थवन्नियमः स्थात्‌ ॥१२॥ 
पुर्व०--रथ' की भाँति यहाँ भी होतृभाग में नियम होता है। यदि अ्ध्यूष्नी 
अपूर्वा होती है तो वहीं इंडा में होती है। 
अ्रशास्तरत्वासु नव स्थात्‌ ॥ १४0 
सि०---इडा नामक भक्ष की श्रष्यूछ्ती में कल्पना करना अशास्त्रीय है। 
अऋपि वा दानसात्र स्थादुभक्षशब्दानभिसम्बन्धात्‌ ॥१५॥ 
पूबे ०--भक्ष शब्द के साथ संयोग न होने से यह दान-सात्र है, इडा भक्षविकार 


नहीं है। 


१०७] 


दातुस्त्वविद्यमानत्वादिडाभक्षबिकारः स्थाच्छेषं प्रत्यविशिष्टत्वात्‌ ॥१६॥ 
सि०--दाता के विद्यमान न होने से यह दान नहीं है। इडा के भक्ष का विकार ही 
होता है, शेष के प्रति समानता (जैसा यजमान है वैसा ही होता ) होने से । 
अ्रग्तीधश्च वनिष्ठ्रध्यूध्वीवत्‌ ॥१७॥ 
प्रध्यूध्नी के समान बनिष्ठ भी श्रग्नीध ऋत्विक्‌ के लिए होता है। 
अप्राकृतत्वान्मेत्रावरणस्यामक्षस्वम्‌ १८) 
पूर्व ०--अ्रकृति में विधान न होने से सैत्रावरुण नामक ऋत्विज के लिए हविशेष 
भ्रभक्ष है। 
स्पाहा होनध्वय्पुंविकारत्वात्त यो: कर्मा मिसस्वन्धात्‌ ॥१६॥ 
सि०--मैत्रावदण नामक ऋत्विज के लिए शेष हवि भक्ष है। मैत्रावरुण नामक 
ऋषत्विज होता और अध्वर्यु का प्रतिनिधि है, उनके कर्मों के साथ सम्बन्ध होने से, श्रत: उसे 
भक्षत्र प्राप्त होता है । 
द्विभागः स्पाइड्टिकर्त्वात्‌ 0२०१ 
पूर्व ०--होता और भ्रध्वर्यु--दोनों का का्ये सम्पादत करने से मैत्रावरुण नामक 
ऋत्विज को दो भाग मिलने चाहिएँ। 
एकत्व्ादेकभागः स्पाद्‌ भागस्थाश्रुतिभूतत्वात्‌ ॥२ श। 
सि०--दो भाग का कथन श्रूयमाण नहीं है, भ्रतः एक ही भाग होना चाहिए, कर्मे+ 
निमित्तक लक्षण एक होने से । 
प्रतिप्रस्थातुइच वषाश्मपणात्‌ ॥२२॥ 
पुर्वे०--वपाश्रपण की भावना करने के कारण प्रतिप्रस्थाता नामक अध्वर्यू को भी 
हृवि:शेष का भक्षण होना चाहिए। 
श्रभक्षो वा कर भेदात्तस्थाः स्व प्रदानत्वात्‌ ॥२३७ 
सि०--प्रतिप्रस्थाता के भरक्षण का विधान नहीं है, क्योंकि कर्म में भेद है भ्रोर 
सर्वप्रदान होने से शेष रहता हो नहीं है। 
खिकूतौ प्राक्ृतस्थ विधेग्रंहणात्युनः भ्ृतिरनर्थक स्थात्‌ २४॥ 
पूर्वें०--गृहमेधीय प्रकरण में दशंपुर्ण मास की विधि का पुनः ग्रहण होने से श्रुति- 
चचत निरथंक हो जाता है। 
अ्रषि वाह ग्नेयवद्द्वि शब्दत्वं स्थात्‌ ॥२५॥ 
अथवा, आस्तेय की भाँति दो बचनों से एक ही कर्म का विधान है। 
न वा शब्दपृथक्‍्त्वात्‌ ॥२६॥ 
सि०---उक्त कथन ठीक नहीं । दृष्टान्त (प्रग्तिसर्न ग्रावह) में अग्नि शब्द भिन्‍न- 
भिन्‍्त प्रथों का सूचक है। 
भ्रधिक वाउथंवत्त्वात्‌ स्पावर्थवादगुणाभावे बचनादविकारे तेषु हि तादथ्यं 
स्पादपूर्वत्तात्‌ ॥२७॥ 
भ्रथवा, शास्त्रवचन अ्धिक--विशिष्ट श्र का बोधक है, क्योंकि '्राज्यभागो 


मीमांसादशेतम्‌ [३०७ 


यजति'--यहू वाक्य भ्रर्थवाद, गुणवाद भौर प्राकृत धर्मों का प्रापकन होने से अपूर्वे 
विघान है। 
प्रतिषेधः स्थादिति चेत्‌ ॥२८॥ 
श्राक्षेप--'झ्राज्यभागों पज्ति' से श्रतिरिक्त कम करने का निषेध है, यदि ऐसा 
कहो तौ-- 
नाशुतत्वात्‌ एरध७ 
समा ०--उक्त कथन टौक नहीं, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रतिषेघवचन श्रूयमाण 
नहीं होता 
अ्रग्रहणादिति चेत्‌ ॥३०७ 
आक्षेप--प्रतिदेश से श्राज्यभामों का ग्रहण नहीं है, यदि ऐसा कहो तौ-- 
न तुल्यत्वात्‌ 054॥ 
सम्रा०--ठक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि सभी प्रज्ञ समान हैं । 
तथा तदग्रहणे स्पात्‌ ॥३२॥ 
ऐसा मानवे पर प्रतिदेश से भ्राज्यभाग के ग्रहण करने का भी निषेध हो जाएगा। 
श्रपूर्व॑तां तु वर्शयेद्ग्रहणस्यार्वत्त्वात्‌ ॥३ ३७ 
सि०--प्रहण की प्रर्थवत्ता होने से गृहमेधीय अपूर्व भर्थ का प्रतिपादक है। 
ततोषपि यावदुक्‍तं स्थात्‌ 0३४॥ 
गृहमेधीय प्रकरण में स्विष्टकृत्‌ क्रादि जिस-जिसका प्रत्यक्ष वचन है, उत सबका 
अ्रनुष्ठान होता है। 
स्विष्टकृति भक्षप्रतिषेषः स्थात्तुल्यकारणत्वात्‌ ॥३५॥ 
गृहमेधीय प्रकरण में प्रादित्रादि ऋत्विजों के लिए हविःशेष के भक्षण का प्रतिषेध 
है, तुल्य कारण होने से । 
श्रप्नतिषेधों वा दर्शनादिडायां स्थात्‌ ॥३६)॥ 
पूर्व ०--अतिषेध नहीं है, क्योंकि 'इडा” नामक हवि में भक्षण का श्रदण है 
प्रतिषेधों वा विधिपूर्वस्य दर्शनात्‌ ॥३७॥॥ 
सि०---प्रतिषेष है, क्योंकि जो दर्शन-विधान कहा गया है, वह विधिपूर्बेक भक्ष 
का ही होगा। 
शांग्विडान्तत्वे जिकल्प: स्थात्‌ परेषु पल्यनुयाजप्रतिषेधोष्न्थेंकः स्थात्‌ ॥रे८ा॥ 
पूर्व ०--प्रायणीय झौर श्रातिथ्य इष्टियों में शंयुवाक भर इंडास्त भक्ष के पीछे 
जो कर्म की समाप्ति है, उसमें विकल्प होना चाहिए, भ्रन्यथा पत्नयनुवाज का प्रतिषेष 
निरथंक हो जाएगा। 
सित्यानुवादो वा फर्मणः स्थावदाब्दत्वात्‌ ॥३६॥ 
सस०--शंग्रुवाक के पढ्चातू कर्म करने का कोई प्रमाण न होने से केवल अथे- 
वाद हैं। 
प्रतिषेघवच्चोत्तरस्थ परस्तात्प्रतिषेषः स्थात्‌ ॥ड॑ ० 
पूर्व ०--उत्तर के प्रतिषेध के सार्थक होने से पीछे के कर्मों का प्रत्ति पेध होता है। 


श्ग७ || 


प्राप्तेरवा पुर्वश्य वचनादतिक्रम: स्थात्‌ ॥४ श॥ न 
सि०---प्रथम शांयुवाक की प्रथम प्राप्ति है वचन से, श्रन्यथा शास्त्र का ग्रतिक्रम 
हो जाएगा । 
प्रतिषेधस्य स्वरापुकतत्वात्तस्थ चर नास्यदेशत्वम्‌ ॥४२॥॥ 
प्रतिषेध अनुष्ठान कर्म में 'त्वरा' शब्द का विधान द्वोने से शंयुवाक का अन्यदेशत्व 
नहीं है । 
उपसत्सु यावदुकतमकर्स स्यात्‌ ॥४३॥ 
पूर्व ०---उपसद-कर्मों में जितना कहा गया है उतना ही नहीं करना चाहिए, 
अपितु श्रतिदेशशास्त्र से प्राप्त प्रवश्िष्ट सब करना चाहिए । 
स्रौवेण वा5्गुणत्वाच्छेषप्रतिषेषः स्थात्‌ ।डडा। 
स्रौव (स्नौचेण श्राघारमाघारथति) वाक्य से श्राघार का विधान है, वही 
करता चाहिए, गौण होने से अवशिष्ट का प्रतिषेध है। 
श्रश्न तिषेधों वा प्रतिषिष्य प्र तिप्र सबवत्‌ ॥४५॥ 
बस्तुत: प्रतिषेध नहीं है, यह तो भ्रतिप्रसव--निषेध का निषेष है। 
अनिज्या वा शेषस्थ सुल्यदेचतानभो ज्यत्वात्‌ ॥४ द। 
लि०--प्राकृत शेबहोम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुख्य देवता, जिसको प्राहुतियाँ 
प्रदान करनी हैं, एक (श्रग्ति) ही है। 
हि अ्रवभूषे बहिषः प्रतिषेधाच्छेषकर्म स्थात्‌ ॥४७॥ 
पूर्वं०--अवभूथ में बहि का निषेध होने से शेष समस्त करते करने चाहिएँ । 
झ्राज्यभागयोवगुणत्वाच्छेषप्रतिषेधः स्पात्‌ ॥४८।॥॥ 
अ्रथवा, भ्राज्यभागों के गौण होने से प्रवशिष्ट कर्मों का प्रतिषेध होता है । 
प्रयाजानां त्वेकदेशप्रतिषघादवाकयशेषत्व॑ तस्सान्नित्यानुवादः स्थात्‌ ॥४६॥ 
प्रयाजों में एकदेश (बहियाग) के प्रतिषेध से वावयश्लेपत्व नहीं होता, (शेष अज्ञों 
की प्राप्ति नहीं होती) श्रतः अतिदेशशास्त्र से प्राप्त 'श्राज्यभागों यजति' यह नित्वानु- 
बाद है। 
प्राज्यभागयोग्रेहर्ण नित्यानुबादों वा गृहमेघीयवत्स्यात्‌ ॥५०॥ 
सि०--आज्यभागों का ग्रहण नित्यानुवाद--अर्थानुवाद नहीं, गृहमेघीय की 
भाँति यह प्रपुर्व ग्वजूथ है। 
विरोधिनामेकशुतों नियमः स्थाद्प्रहणस्पार्थवत्त्वाच्छरबच्त भ्रुतितो 
विशिष्टत्वात्‌ ॥५१॥ 
विरोधियों में किसी एक पदार्थे के श्रूममाण होने पर नियम-विधि होती है तभी 
" प्रहणब्ास्त्र भ्र्थेवाला होता है, अन्यथा प्राप्त अनुवादमात्र अनर्थक हो जाएगा । पक्षश्रुति 
प्रबल होने से यहाँ पर 'शर' के समान होता है। 
न उभयप्रदेशादिति चेत्‌ ॥५२॥ 
प्राक्षेप---दोनों (ख़दिर ओर पलाश) का श्रतिदेश होने से नियम नहीं है, यदि 
|सा कहो तो-- 


मीमांसादशेनस्‌ [श्ग७ 


झरेष्वपीति चेत्‌ ॥५३॥ 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं। यदि दोनों का श्रतिदेश माना जाए तो शरों में 
भी कुश का निवतेन नहीं होगा । 
विरोध्यग्रहणात्तथा शरेष्बिति चेत्‌ ॥५४॥ 
श्राक्षेप--विरोधी पदार्थों के ग्रहण न होने से शरों में भी ऐसा ही मातता पड़ेगा, 
थदि ऐसा व हो तो-- 
तथेतरस्सिन्‌ ॥५५॥॥ 
समा ०--इस भाँति इतर खद्र आदि में भी मानना पड़े गा। 
श्रुत्पानर्थक्यमिति चेतु शत 
प्राक्षेप--ऐसा मानने पर श्रुति निरथेक हो जाएगी, यदि ऐसा कहो तो-- 
ग्रहणस्थाथंवत्त्वादुभयोरप्रतिपत्तिः स्थात्‌ ॥१५७॥ 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं । ग्रहणशास्त्र प्रमोजनवाला होने से दोनों की 
प्राप्ति नहीं हो सकती, ग्रतः खदिर पलाश का निवतंक है। 
सर्बासाब्च गुणानामर्ंवस्‍्त्वाद्‌ ग्रहणमप्रवृत्ते स्थात्‌ ॥५८७ 
सर्वे कामेष्टि-सम्बन्धी विधियों की और गुणों की अ्र्यवत्ता होने से अतिदेशशास्त्र 
से प्राप्त द्रव्य देवता में भ्राकांक्षा न होने से कागेष्टि में विक्रृति में कहे द्रव्यदेवता का ग्रहण 
होता है। इस प्रकार भ्राकृत द्रव्यदेव्ता के साथ विक्रति द्रव्यदेवता का विकल्प तथा- ह 
समुच्चय नहीं है। 
अ्रधिक स्यादिति चेत्‌ ॥५६७ 
झ्राक्षेप -समुच्चय ग्रशवा विकल्प होता है, यदि ऐसा कही तो-- 
तार्थाभावात्‌ ॥६०॥ 
समा०--घक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ ग्राकांक्षा नहीं है । 
तथैकार्थबिकारे प्राकृतस्याप्रवृत्तिः प्रवृत्तो हि विकत्पः स्थात्‌ ।(६१॥ 
लि०--एक फलवाले खदिर श्र उद॒म्बर द्रव्यविधि में प्राकृत खदिर की भ्र्रवृत्ति 
है, क्योंकि प्रवृत्ति होने पर विकल्प मानना पड़ेगा। 
यावत्‌ श्रुतीति चेत्‌ ॥६२॥ 
आ्राक्षेप--जितना विधान है उतना ही करना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो-- 
न प्रकृतावशब्दत्वात्‌ ॥६३॥॥ 
समा०--डक्त कथन ठीक नहीं। प्रकृति श्रौर विक्ृति में कहे दोनों पदार्थों का 
अहण करना शास्त्रविहित नहीं है। 
'विक्ृतो त्वनियमः स्थात्पृषदाज्यवद्‌्ग्रहणस्थ गुणायंत्वादुभगोहइच प्रदिष्ठत्वाद 
गुणझ्ञास्त्रं यदेति स्थात्‌ ॥६४॥ 
पुरवे०--विक्ृति में विरोधियों में से किसी एक के ग्रहण का नियम नहीं है 
बर्योंकि ग्रहण गौण है, पृषदाज्य के समान । दोनों के उपदिष्ट होने से जब ब्रीहिरूप गुणः 
विधायक शास्त्र की प्रवृत्ति होती है, तभी यवशास्त्र की प्रवृत्ति का बाध होता है, अत 
मव>-जों शौर वीहि-- चावल का विकल्प है। 


३१०७-७८ ] 


एकार्थ्याद्रा नियम्पेत श्रुतितो विशिष्टत्वात्‌ ॥६५॥ 

सि०--( ब्रीहि और यव का ) एक प्रयोजन होने से निथम-विधि है, किन्तु ब्रीहियों 
को श्रुतिविशिष्टता हो जाने से यबों को प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि श्रानुभानिक यवश्ञास्त्र 
से श्रुति बलवती है । 

विरोधित्वाच्च लोकवत्‌ ॥६६॥ 

और, परस्पर विरोधियों में कभी सहप्रवृत्ति नहीं हो सकती,यह बात लोकव्यवहार 

से भी सिद्ध है। 
ऋतोहइच तद्गुणत्वात्‌ ॥६७॥ 

तथा, ऋतु का सम्बन्ध शुक्ल और क्रष्ण ब्रीहि के साथ होने से ब्रीहि से ही याग 

करना चाहिए, यह सिद्ध होता है। 
विरोधिनाञच तत्‌ श्रुताबशब्दत्वाहिकल्पः स्यात्‌ ॥६८॥ 

विरोधियों में से किसी एक के श्रवण होने पर और भ्रन्‍्य के श्रतिदेश्व से प्राप्त होने 

पर अशब्दत्व होने से विकल्प हो जाता है । 
पृषदाज्ये समुक्चयादग्रहणस्य गुणार्थत्वस्‌ ॥॥६६॥ 
पृषदाज्य में समुच्चय होने से आ्राज्यग्रहण गुणा्थेक है। 
कऋत्वच्तरे वा तन्त्यायत्वात्करमंम्ेदात्‌ ॥७०॥ 
अथवा, दर्शपूर्णमास में कमंमेद होने से चतुरवत्त दर्शन प्राप्त होता है। 
ययाश्रुतीति चेत्‌ ॥७ शा 

झाक्तेप--जिस यज्ञ में पज्चावत्त श्रूषमाण होता है, वहाँ श्रुति के प्रमाण से कार्य 

/# करना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो-- 
तर चोद्नकत्वात्‌ ॥७२॥ 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि विधान एक होता है। 
0 इति पृर्वसीमांसादर्शने द्ाध्यायस्य सप्तलः पादः ॥ 


अष्टसः पादः 


प्रतिषेध: प्रदेशेइ्नारम्यः विधाने प्राप्तप्रतिषिद्धत्वादिकल्पः स्थात्‌ ॥१॥ 
शूर्व ०--चो दकझ्ास्त्र से प्राप्त और अनारभ्य विधान में प्रतिषेघ होता है। प्रत्यक्ष 
भ्रौर भ्रतिदेशशास्त्र से प्राप्त का प्रतिषेध होने से विकल्प होता है। 
अथेप्र।प्तवदिति चेत्‌ ॥२॥। 
प्राक्षेप--जैसे लोक में अथे-प्राप्ति (विष खाना चाहिए या नहीं) में प्रतिषेघ 
होता है, उसी प्रकार यहाँ भी प्रतिषेघ है, यदि ऐसा कहो तो-- 
न तुल्यहेतुत्वादुभय दाब्दलक्षणम्‌ ॥३॥। 
समा ०--उक्त कथन ठीक नहीं । तुल्य दवेतु होने से प्राप्ति भौर प्रतिषेध दोनों ही 
दब्दलक्षण हैं, प्रत: विकल्प मानना हो ठोक है । 


मीमांसाद्शनम्‌ [श्ग८ 


अ्रषि तु वाषयशेषः स्थादस्यायत्वादिकल्पस्य विधितासेकदेशः स्थात्‌ ॥४॥ 
सि०--वावयश्षेष से प्रतिषेध ही मानना चाहिए । विधि के एकभाग में निषेष का 
सम्बन्ध होने से विकल्प मानना अन्याय्य है। 
श्रपुर्वे चार्थ वाद: स्थात्‌ ५॥ 
प्र, भपूर्व सोमयाग में प्राज्यभाग को प्राप्ति का श्रभाव होने से वह निषेध अथे- 
बाद है। 
शिष्ट्वा तु प्रतिषेधः स्थात्‌ ४६॥ 
प्रथम विधान करने के पश्चात्‌ निेध करमे पर वहाँ विकल्प होता है । 
न चेदन्यं प्रकल्पयेत्म कलुप्तावर्थ वाद: स्पादानर्थक्यात्परसामर्ध्यात्‌ ॥७॥ 
अन्य विधेय का विधान न होने पर विकल्प होता है और अन्य का विधान होने 
पर बिहित का श्र्थवाद होता है| पर-द्रव्य के विधान के सामथ्ये से और निषेष के व्यर्थ 
होने से । 
पूर्वेश्च तुल्यकालत्वात्‌ ॥5॥ 
पूर्वाधिकरण के समान योग-क्षेम होने से झ्रथेवाद है । चातुर्मास्य याग में व्यम्बक 
आहुतियों में श्रभिघारण या भ्रनभिघारण का उल्लेख केवल भ्रयवाद है, व विधि हैँ, न 
निषेध । हि 
उपयादवच तड़त्‌ ध&0 ः 
औ्रौर, उपवाद (उपशब्द से प्रारम्भ होनेवाला वाद्य 'उपबीता वा ऐतस्थ: 
इत्यादि) भी शिष्टा के समान समभना चाहिए, अर्थात्‌, बह्मा के सामगान में विकल्प है। 
प्रतिषेधादकमेंति चेत्‌ ॥१०॥॥ 
प्राक्ेप--अ्रतिषेध होने से सामगातर अकर्म है, यदि ऐसा कहो तो-- 
न दाब्दपुर्वत्वात्‌ ॥११॥ 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं । सामगान कतंव्य है, क्योंकि उसका विधान है। 
दीक्षितस्थ दान-होस-पाक-प्रतिषेयेषविशेषात्सबं-दान-होम-पाक-प्रतिषेधः स्थात्‌ ॥१२॥॥ 
पूर्व०--यज्ञ में दीक्षित यजमाल के जो दाव, होम और पाक का प्रतिषेध है, कोई 
विज्येष वचन न होने से वह सारे दान, होम और पाक का प्रतिषेध है। 
अकतुयुक्तानां वा घर: स्थात्‌ ऋतो: त्रत्यक्षद्षिष्वस्वात्‌ ॥१३॥ 
प्रथवा, क्तु के साथ जिनका सम्बन्ध नहीं है, ऐसे दान ग्रादि का निषेध धर्म है, 
क्योंकि ऋतु में दान आदि के प्रत्यक्ष विहित होने से उनका निषेध धर्म नहीं है। 
तस्य बाध्प्यानुम्रानिकमविशेषात्‌ ॥ १ ४७ 
अथवा, उस निषेध का विषय अतिदेशशास्त्र से प्राप्त श्रयाजादि का होम भौर 
अ्रग्निहोत्र है, क्योंकि वे प्रत्यक्ष विहित नहीं हैं, मानुमानिक हैं । 
अपितु वाक्पदेषत्वादितरपर्युदासः स्थात्‌ श्रतिषेधे विकल्प: स्थात्‌ ॥१५॥४ 
" ससि०--वाक्यशैष होने के कारण पर्युदास (किसी विशेष अ्रवस्था में निषेध ) 
है। ज्योतिष्टोम में दीक्षित पुरुष न दान दे, न श्राहुतियाँ दे, न पकाए। प्रद्धि प्रतिषेघ माना 
जाए तो विकल्प होगा । 


१०८] 


भ्रविशेषेण यच्छास्त्रमन्‍्धायत्वाद्िकल्पस्य तत्सन्दिग्धभाराहिशेष- 
शिष्ठं स्थात्‌ ॥१ शा 
जो विश्रेष शास्त्रविह्ित है वह सामान्य शास्त्र से असम्बद्ध होता है, क्योंकि बह 
संदिग्ध होता है श्नौर विकल्प प्रत्याय्थ होने से सामात्य-विधान विशेष विधि में नहीं 
होता। 
अप्रकरणे तु यच्छास्त्रं विशेषे श्रुममाणमविकृतमाज्यभागवत्‌ 
प्राकृतश्रतिषेधायंस्‌ १७ 
पुरे ०--वैमूष ब्ादि विक्ृृति में श्रूयमाण श्रप्रकरण-पठित वचन का अविक्ृतरूप 
में विधान हो तो बह प्राक्ृत अज्चों के प्रतिषेष के लिए होता है, श्राज्यमाय के समान । 
बिकारे तु तदर्थ स्यात्‌ ॥१८॥ 
विकार होने पर भी वह्‌ प्राकृत भ्ज्ञों के श्रतिषेतर के लिए ही होता डी 
वाक्यशेषों वा ऋतुनाः्ग्रहणात्‌ स्थादनारभ्यविधानस्यथ ॥ १६॥ 
सि०--अनारभ्य विधान का ऋतु के साथ सम्बन्ध न होने से यह वाक्‍्यशेष है, 
श्रत: बेमूष भ्रादि विक्ृति याग में सक्ह सामिधेनियाँ पढ़नी. चाहिएँ । 
अन्त्रेष्ववाक्यशेषत्व गुणोपदेशात्स्थात्‌ ॥२०॥७ 
अन्‍्छों में वाक्यशेष नहीं होता वर्णानुपूर्वीरूप गुण का उपदेश होने से । यहाँ पर 
प्रदान ही मुख्य कम होता है। ऐ 
श्रनाम्नाते दशेनात्‌ ७२१७ 
३" जहाँ दरविहोमों में स्वाहकार झ्राम्नात नहीं है, वहाँ भी स्वाहा बोला जाता है, 
विधान होने से । 
ह प्रतिषेधाल्च ॥२२॥ 
और कहीं-कहीं स्वाह्कार का प्रतिषेध होने से भी स्वाह्मकार का होना सिद्ध होता 
है, क्योंकि प्राप्त का ही प्रतिषेघ हो सकता है। 
अ्रम्यतिग्राह्मस्य बिक्ृतावपदेशादप्वृत्ति: स्थात्‌ ७२३७ 
पूर्व०--अग्नि और अतिग्राह्म का विक्ृति में उपदेश होने से चोदकशास्त्र की 
अवृत्ति नहीं होती । 
सासि ग्रहणं च तद़त्‌ ॥२४॥ 
ओर, 'मासि' ग्रहण भी प्राकृत घ॒र्में का निवर्तेक है। 
ग्रहणं बा तुल्यत्वात्‌ ॥२५॥ 
सि०--चोदकशास्त्र से (अभरतिग्राह्म का ) ग्रहण होता है, समानता होने से । 
लिड्भादर्शनाचच ॥२६॥ 
लिज्भवाक्यों से भी यही सिद्ध होता है कि अतिग्राह्म की विक्ृति में प्राप्ति है। 
ग्रहणं समानविधानं स्थात्‌ ॥२७॥ 
श्रग्ति और भ्रतिग्राह्म का विक्रृति में जो उपदेश है, वह प्रकृति के समान विधान 
है। 


मीमांसादशेनम्‌ [१ श८ 


सासि ग्रहणमम्पासप्रतिषेधार्थेम्‌ ॥२८७ 
माप्ति ग्रहण अभ्यास के प्रतिषेष के लिए है। 
उत्पत्तितादर्थ्याच्चतुरवत्तं प्रधानस्य होमसंयोगादधिकमाज्यम- 
तुल्यत्वाल्लोकवदुत्पत्तेर्गृणमूतत्वात्‌ २६७ 

चतुरबत्त श्रवदान प्रधान द्रव्य से होना चाहिए, क्योंकि उसकी उत्पत्ति होम के 
लिए ही होती है और उसका होम के साथ संयोग भी है। भ्राज्य तो संस्कार के लिए है । 
चह प्रधान-द्रव्य पुरोडाझ के तुल्य नहीं है तथा उसकी उत्पत्ति भी गौण है, लोकव्यवद्दार 
के समान । 

तत्संस्कारश्रुतेदच ॥३ ण। 

उपस्तरण श्ौर भ्रभिघारण पुरोडाश के संस्कार के लिए श्रूयमाण होते हैं, चतुर- 
बत्त भ्रवदान में इनकी गिनती नहीं है । 

ताम्यां वा सह स्विष्टक्ृतः सहस्वे द्विरभिघारणेन तदाष्तिवचनात्‌ 0३१॥ 

सि०--चतुरवत्त उपस्तरण शौर ग्रभिघारण के साथ होता है, क्‍योंकि स्विष्टकृत्‌ 
के सहकृत्व में दो बार भ्रभिघारण का श्रवण चार की पूर्ति के लिए है। 

सुल्यबच्चाभिषाय सर्वेबुभकत्यनुक्रमणात्‌ ॥३२॥ 

समानता से कथन करके फिर सबमें भागों का कथन होने से यह सिद्ध होता है कि 

चतुरवत्ता उपस्तरण प्रोर प्रभिघारण से मिलकर पूर्ण होती है । 
साप्तदब्घवन्नियस्येत ॥२३४७ 

पूर्ष ०--सप्तदश >> सत्रह सामियेनियों के विक्ृतियाग में जैसा नियम है वैसा 

डपांशुयाम में चतुरवत्त का नियम हो सकता है । 
हबिषो वा गुणभुतत्वात्तथाभूतविवक्षा स्पात्‌ ॥३४॥। 

सि०--हविष्‌ विधेय होने से होम सामान्य में चतुरवत्त हविष्‌ की गुणत्व विवक्षा 
है प्र्थात्‌ उपांशुयाग में पुरोडाश में से ही चार भाग करके आहुतियों को चतुरवत्त किया 
जाएगा। 

पुरोडाक्षास्प्शमित्यचिकृतानां पुरोडाइयोदपदेशस्तत्‌ श्रुतित्वादेश्य- 
स्तोसघत्‌ ॥३५७ 

पूर्व ०--प्रसोभयाजियों को ही प्राग्लेय झौर ऐन्द्राग्न पुरोडाश की विधि है। 
सुवर्ण की कामना करनेवाले असोमयाजियों के श्रधिकार का श्रवण होने से उन्हें हो उक्त 
दो पुरोडाशों से याग करने का उपडेक्ष है वैह्यस्तोम के समान । 

न स्वनित्याधिकारो5स्ति विघेनित्येन सम्बन्धस्तस्मादवाक्यशेषत्वम्‌ ॥३६॥ 

अनित्य (स्वर्ग-कामना) का ग्रधिकार नहीं, क्योंकि विधि का नित्य (द्बषपौर्ण- 

, मास) के साथ सम्बस्ध होता है, अतः इस वाक्य के साथ सम्बन्ध न होने से वह वाक्य का 
श्षेष नहीं है । 
सति च॒ नंकदेक्षेन कर्तुः प्रघानभूतत्वात्‌ ७२७॥ 
प्रधिका रक्षेष के होने पर पुरोडाझों का प्रसोमयाजी कर्ता के साथ सम्बन्ध नहीं 


श्ण5८] 


हो सकता और अधिकार होने पर प्रधानभूत कर्त्ता का निर्देश किया जाता है तथा दश्श- 
पोर्णमास का एकदेशभूल पुरोडाश भी फल का साधक नहीं हो सकता। 
कृत्स्नत्वातु तथा स्तोसे ॥३८॥ 
वद्यस्तोम किसी का एकदेश नहीं है, वह तो सम्पूर्ण है, ग्रत: वहां फल होता है । 
कर्तु: स्थादिति चेत्‌ ॥३६॥॥ 
ब्राक्षेप--गोण कर्ता के लिए यह उपदेश है, यदि ऐसा कहो तो--- 
न गुणार्थत्वात्पाप्ते न चोपदेशार्थ: ४०१४ 
समा०--उक्‍त कथन ढीक नहीं, क्योंकि प्रधान कर्त्ता को ही क्रियोपदेश से गुणभूत 
प्राप्त होता है। प्राप्त के पुनः उपदेश में कुछ भी प्रयोजन नहीं है । 
कमंणोस्तु प्रकरणे तस्न्थायत्वाद्‌ गुणानां लिज्न कालज्ास्त्रं स्यात्‌ हे शत 
पुरोडाश श्रौर यागरूप कम के प्रकरण में “ग्रत्तोमयाग! पद के प्रयोग से काल ८ 
समय ही लक्षित होता है। सोमयाग के समय से भिन्न समय (दर्शपोणेमास) में उक्त 
दोनों पुरोडाशों से यजन करना चाहिए। 
यदि तु सान्नाय्यं सोसयाजिनों न ताभ्यां समवायो5स्ति विभक्तकालत्वात्‌ ॥४२॥ 
परन्तु यदि सान्नराय हविष्‌ सोमयाजियों के लिए हो तो काल के भिन्‍त होने से 
उसका उक्त दोनों पुरोडाझों के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता | 
अश्रपि वा विहितत्वादूगुणार्थायां पुनः श्रुतो सन्देहे श्रुतिद्विदेवतार्था 
स्थाद्ययाइनभिप्रेतस्तथा55ग्लेयो दर्शनादेकदेवते ॥॥४३॥॥ 
दर्श और पूर्णमास दोनों में प्राम्तेय पुरोडाश विहित है, पुनः श्रुति किसलिए, 
ऐसा सन्देह होते पर इसका समाधान यह है कि श्रुति दो देवताग्रों के विधान के लिए है। 
एक देवतावाली भ्रग्नि में आग्तेय केवल अ्रनुवादरूप है। 
विधि तु बादरायण: ॥४डी। 
परन्तु दोनों की कालविधि होती है--ऐसा ग्राचार्य बादरायण मानते हैं। 
प्रतिषिद्धविज्ञानाद्या ॥४५॥ 
सि०--यह कालविधि भ्रधिक कर्मों की उत्पत्ति आ्राम्नेय का अनुवाद और ऐन्द्राग्न 
की विधि नहीं है, प्रतिषिद्ध विज्ञान से दोनों का प्रनुवाद है । 
तथा चान्याथंद्शतम्‌ ॥४६॥ 
ओर, श्रत्याथे (श्रुतिप्रमाणों) से भी इसी प्र्थ की पुष्टि होती है। 
उपांशुयाजमन्तरा यजतीति हविलिज्धयश्ुतित्वाद्ययाकामी प्रतोयेत ॥४७॥॥ 
पूर्व ०--“उपांशुयाजमच्तरा यजति' इस वाक्य से उपांशुयाग का विधान है। किसी 
हृविविश्वेष की श्रुति न होने से कर्ता चाहे जिस द्रव्य से उपांशुयाग कर ले। 
अ्रौचाद्वा सवंसंयोगात्‌ ॥४८॥ 
सि०--सर्वे! शब्द का सब यागों के साथ सम्बन्ध होने से प्रुवा नामक पात्रस्थ 
प्राज्य से ही उपांशुपाग करता चाहिए। 


मीमांसाद्शवम्‌ [१०८ 


तहच्च देवतायां स्थात्‌ ।४६॥ 
पूर्व ०---द्रव्य की भाँति देवता में भी भ्रनियम है। उपांशुयाग किस देवता के लिए 
है, इसका भी कोई विधान नहीं है। 
तन्‍्त्रीणां प्रकरणप्त्‌ ॥४०॥ 
सि०--प्रकरण के अ्रनुसार किसी एक देवता का भ्रवगम हो सकता है। 
धर्माद्ा स्पात्मजापति: ४४ १॥ 
घुवं०---धम (विशेषताओं ) के कारण प्रजापति ही उपांशुयाग का देवता होता है। 
देवतायास्स्वनिवेचन तत्र दाब्दस्थेह मुदुत्व॑ तस्मादिहाधिकारेण ॥५२॥ 
जहाँ उपांझुयाग का विधान है, वहां उसके देवता का कथन नहीं और प्राजापत्थ 
यार में उपांशु धर्मवाचक शब्द का स्पष्ट क्रवण नहीं, श्रतः शब्द-साहश्य न होने से उपांशु- 
याग में मुख्य देवता श्रस्नि का ही स्वामित्व है। 
विष्णुर्वा स्पाद्धौत्रास्वानादसावास्याह॒विद्दच स्याद्धौत्रस्थ तत्र दर्शनात्‌ ॥श३॥७ 
अथवा, उपांशुयाग का देवता विष्णु है। होत्रमन्‍्त्र के प्राम्तात होने से दर्श तू 
श्रमावास्या की हि: है । अमावास्या में ही वेष्णव हौत्र का दर्शन --विधान भी है। 
अ्रषि वा पौर्ण सास्यां स्थास्प घानशब्दसं योगा दगुणत्वास्मस्त्रों यथाप्रधान॑ स्पात्‌ ।।५४॥॥ 
अथवा, पौर्णमासी में उपांशुयाग होता है, क्योंकि मुख्य शब्द का उसी के साथ 
श्रवण होता है। मन्त्र गौणरूप होने से प्रघान के भ्रतुसतार कर्म होता चाहिए। 
आगनन्‍्तयें च सास्ताय्यस्य पुरोडाहोन दर्क्यत्यमावास्थाविकारे ॥५५७ रे 
अमावास्‍्या का विक्ृतियाग जो साकंप्रस्थानीय है उसमें सान्‍्नाय का आनन्‍्तर्यः 
पुरोडाश के द्वारा देखा जाता है, उपांशुयाग का नहीं, झतः अमावास्था में उपांशुयाग का 
अनुष्ठान नहीं होता | 
प्रस्तीषोसविधानात्तु पौणणंसास्यामुभयत्र विधीयते ५६७ 
वस्तुत: पौर्णमासी याग में भ्रग्नीषोमीय देवता का विधान है, अतः पौर्णमासी घौर 
श्रमावास्या दोनों में उपांशुयाग कतेव्य है। 
प्रतिषिद्धच्र विघानाह विष्णु: समानदेदाः स्थात्‌ ॥५७॥ 
सि०--श्रतिषेघ करके विधान होने से पौर्णमासी में ही उपांशुयाग होता है भोर 
दिष्णु, प्रजापति प्रौर प्रग्नीषोमीय उसके देवता हैं। 
तथा चान्यार्थ व्शनन्‌ ॥५८॥ 
पोर्णमासी में चौदह आाहुतियों के हवत के विधान से श्रत्य प्रमाण भी इसी अर्थ 
को दिखाते हैं कि भ्रमावास्या में उपांशुयाग नहीं होता। 
न चानजूः सकृत्‌ श्रुतावुभयत्र विधीयेतासम्बन्धात्‌ ॥५६॥ 
प्रधान के एक बार श्रूयमाण होने से बह दो स्थानों पर विहित नहीं हो सकता, 
क्योंकि दोनों का परस्पर सम्बन्ध नहीं है । 
विकारे चाश्रुतित्वात्‌ ॥६०॥ 
और, भ्रमावास्या के विक्ृतियाग में उपांशुप्राग का श्रवण त होने से भ्रमावास्था में 


१०८ | श् 


उपांशुयाग कर्तव्य नहीं । 
हिपुरोडाशायां स्यादन्‍्तरालगृणायंत्वात्‌ ॥६१॥ 

पूर्व ०--दो प्रुरोडाशवाले पौर्णमासी में उपांशुयाग होना चाहिए, भ्रन्तरालरूप 

गृण का विधान होने से । 
अ्रजामिकरणायंत्वाच्च ॥६२॥ 

और, भ्रजामित्व--अस्ताइश्य करने के लिए भी दविपुरोडाश दशा में ही उपांशुयाग 

सिद्ध होता है। 
तदर्षमिति चेतन तत्प्रधानत्वात्‌ ॥६३॥ 

अन्तरालत्व होने से' द्विपुरोडाश दशा में ही उपांशुयाग होता है, यदि ऐसा कहो 
त्तो--यह कथन ठीक नहीं, वयोंकि पौर्णमासी प्रधान है भौर श्रन्तराल गौण है, श्रत: एक 
पुरोडाश्वाले पौर्णमासी में भी उपांशुयाग कर्तव्य है । 

अ्रशिष्टेन च सम्बन्धात्‌ ॥६४॥ 
और, अथुत अन्तरालाथ्थ के साथ उपांशुयाग का सम्बन्ध करना चाहिए। 
उत्पत्तेस्तु निवेद्वः स्थाद्गुणस्थानुपरोधेनार्थस्थ विद्यमानत्वाद्िघानादन्तराष॑स्थ 
नैमित्तिकत्वात्तरभावेष्श्ुतो स्पात्‌ ॥६५॥ 

गुणत्व से अन्तराल भ्रूपमाण नहीं होता । उत्पत्तिबाक्य के द्वारा ही श्रन्तराल में 
उपांचुयाग निविष्ट होता है। अन्तराल भ्रथ॑ द्विपुरोडाश में होता है, विधान होने से । जहाँ 
भ्रन्तरालरूप निमित्त होता है वहाँ ही उपांशुयाग होता है; जहाँ अन्तराल नहीं होता वहाँ 
उपांशुयाग भी नहीं होता । यदि हिपुरोडाशवाली पौर्णमासी न हो तो एक पुरोडाशवाली 
पोणणमासी में उपांशुयाग होता है; परन्तु दो पुरोडाशवाली पोर्णमासी है, श्रतः एक 
पुरोडाशवाली पोर्षमासी में उपांशुयाग नहीं होता । 

उभधोस्तु विधानात्‌ ॥६६।॥ 

सि०--बविधान होने से एक पुरोडाश और हिपुरोडाशवाली दोनों पुर्णमासियों में 

उपांशुयाग होता है। 
गुणानाउच पराथत्वादुपवेषदद्‌ यदेति स्थात्‌ ॥६७॥ 

गुणों के प्रधान के लिए होने के कारण गुणों के होते या न होने पर भी प्रधान 
कार्य होता है, “उपवेषी' के समात, अत: उपांशुयाग एक पुरोडाशवाली पूर्णमासी में भी 
करना चाहिए। 

प्रतपायह््च कालस्य लक्षणं हि पुरोडाशौ ॥६५॥ 
दोनों पुरोडाश काल को लक्षित करते हैं। एक पुरोडाश में भी यह लक्षण है। 
प्रश्नंसार्थसजा मित्वम्‌ ॥ ६६॥ 

आर जो उपांशुयाम को ग्रजामित्व के लिए कहा है, वह तो केवल प्रश्ग॑ंसरा के 

लिए है। 
॥ इति पूर्वमीमांसादर्शने दशमाध्यायस्य श्रष्टसः पाद: ॥॥ 
॥ इति दक्षमोध्ध्यायः ॥ 


एकादशोडध्यायः 


प्रथमः पादः 


प्रयोजनाभिसम्बन्धात्पृषक्‌ सतां ततः स्थादेककर्म्यंमेकशब्दाभिसंयोगात्‌ ॥ १॥॥ 

सि०--पृथक्‌-पृथक्‌ भ्ाग्लेय श्रादि थाग एक कर्म हैं, क्योंकि उन सबका मिलकर 
एक नाम है ओर उन सबका प्रयोजन के साथ अभिसम्बन्ध है। (एक कम का भ्रर्थ है एक 
'कल होना, सब भ्रज्ों का एक फल होता है, भ्रलग-अलग नहीं । ) 

ज्षेषवद्वा प्रयोजन प्रतिकर्म विभज्येत ॥२७ 
प्राक्षेप--'शेष' के समान प्रतिकर्म फल का भेद होता है। 
अ्रविधानात्तु नैवं स्थात्‌ ॥३॥ 
समा०--शेष और शेषी का साम्यरूप से विधान न होने से ऐसा नहीं हो सकता | 
क्षेषस्थ हि पराथंत्वादििधानात्प तिप्रघानभावः स्थात्‌ ॥४॥ 

शेष --फल परार्थ - प्रधान के लिए होता है श्रोर इसका विधान भी है, अतः 

अत्येक प्रधान में इसकी झ्रावृत्ति होती है। 
अड्भूरनां तु शब्दभेदात्कतुवत्स्थात्‌ फलान्यत्वम्‌ धश॥ 

पूर्व ०--छब्दभेद होने से भ्रज्ञों का फल पृथक्‌-पृथक्‌ होता है, सौयं भ्रादि त्तुप्रों 

के समान | 
अर्थ ग्रेवस्तु तत्रार्थ हैकार््यादेककम्यंस्‌ ॥६॥ 

सि०--्नतुश्रों में श्रथंभेद है परन्तु यहाँ भ्द्भ प्रधान कर्म के उपकारी हैं, श्रतः 

सब एक कर्म --फलजनक हैं। 
झब्दभेदान्नेति चेत्‌ ॥७॥ 

श्राक्षेप--शब्द भिन्‍न होने से अज्भों का फल पृथक्‌-पृथक्‌ होता है, यदि ऐसा कहो 

तो-- 
कर्मर्थत्वात्प्रयोगे ताच्छब्दं स्थात्तदर्थत्वात्‌ ॥८॥ 

ससा०---उक्त कथन ठीक नहीं। कर्मार्थेत्व होने से उसी प्रधान प्रयोग वचन से 

ही भ्ज्भों का भी प्रयोग कहा गया है, क्योंकि वे उसी के लिए होते हैं। 
कतुविधेर्नानाथंत्वाद्‌गुणप्र धानेषु ॥६॥ 

प्रधान और भ्रद्भु-विधियों में कर्त्ता को जो प्रधान विधि है, वह नाना भ्ररथवाली 
होती है। भ्रघान विधि तो फलाथ होती है भ्रौर श्रद्भविधि प्रधानार्थ होती है, अ्रतः भ्ज्ध 
अधान से पधनुगृहीत नहीं होते । 


श्शश] 


आ्रम्भस्य शब्दपूर्वत्वात्‌ ॥१०॥ 
प्रत्येक व्यापार शब्दपूर्वक होता है, श्रत: प्रधान-प्रयोग क्चन से ही अज्जों का 
प्रयोग विधीयमान होता है। 
एकेनापि समाष्येत कृतार्थत्वाद्‌ यथा ऋत्वन्तरेषु प्राप्तेषु चोत्तराबत्स्थात्‌ ॥११॥ 
पु्बे०--.एक अज् का प्रनुष्ठान करे से भी प्रयोग की समाप्ति होती है, क्योंकि 
उससे कृतार्थता हो जाती है, स्वगं-साधन सौर आदि में से किसी मी यज्ञ से स्व की प्राप्ति 
हो जाती है, 'उत्तरा' के समान । 
'फलाभावादिति चेत्‌ ॥१२॥ 
प्राक्षेप---सम्पूर्णता न करने से फल का श्रभाव होता है, यदि ऐसा कहो तो-- 
न क्मसंयोगात्म घोजनमशब्ददोष स्पात्‌ ॥१३॥ 
सप्ता०--उक्त कथन ठीक नहीं। प्रधान कर्म का फल के साथ संयोग होने से 
फलार्थेत्व में कोई शब्ददोष नहीं है। 
ऐकडन्यादिति चेत्‌ ।३१४॥ 
प्राक्षेप--केवल एक वाक्य होने से दर्शापुर्णमासियों से तरफल है, समिदादि ले 
नहीं, यदि ऐसा कहो तो--- 
नार्थपृथकत्वात्समत्वाद गुणस्वम्‌ ॥१५॥ 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि भ्र्थ में पृथक्‍त्व होता है श्रौर समानता 
होने पे अ्गुणत्व भी होता है। 
विधेस्त्वेकश्रुतित्वादपर्यायविधानान्नित्यवत्‌ श्रुतिभूतामिसंगोगार्थेन गुगपत्पाप्तेय या - 
क्रमं स्वशब्दों निवोतवत्तस्मात्सवंत्रयोगे प्रवृत्ति: स्पात्‌ ॥१६॥ 
सि०--एकदेश से भी अज्धों के प्रयोग का कथन ठीक नहीं, क्योंकि विधि का एक 
श्रुतित्व होने से सर्वाज्भोपसंहार से प्रथोग होता है। पर्याय से इन प्रज्ञों का विधान न होते 
से भी एकदेशापेक्षा युक्त नहीं हैं। प्रथे के द्वारा एक ही साथ प्राप्ति होने के कारण भी 
मित्यवत्‌ श्रुतों का भी एकदेश अपेक्षित नहीं होता। क्रमपुरवंक सब श्रज्धों का अनुष्ठान 
करना चाहिए निवीत की भाँति । यहाँ भी स्व्रधान प्रयोग के साथ सब भ्रज़ोों का अनुष्ठान 
करना चाहिए। 
तथा कार्मोपदेश: स्थात्‌ ॥१७॥ 
ऐसा करने से कर्म (आ्राहुतियों की संख्या) का उपदेश भी चरितार्थ होता है । 
ऋत्वस्तरेषु पुनर्वेचनम्‌ ॥१८॥ 
मिंन्‍न-भिन्‍न यागों में श्रलग-प्लग फलश्रुति है। यहाँ सब कर्म मिलकर फल देते 
हैं, प्रत: सब श्रज्ों का अनुष्ठान एकसाथ होना चाहिए। 
उत्तरास्वश्ु तित्वाद्विशेषाणां कृताथंत्वात्स्वदोहे यथाकामी प्रतोयेत ॥ १९॥॥ 
“उत्तरा यागों में दोहन विहित व होने से भर वाग्विसर्ग श्रादि के विधान से 
क्रतार्थ होने से यह निष्कर्ष तिकलता है कि गोौश्नों के दोहन में कर्त्ता स्वतन्त्र है, वह इच्छा- 
धुशार भपनी ग्ोशरों को दुह सकता है। 


मीमांसादर्शनस्‌ [श्श१ 


कर्मण्यारस्भभाव्यत्वात्कृषिवत्‌ प्रत्यारम्भ फलानि स्युः ॥२०४ 
काम्य-कर्म के भ्रनुष्ठान में प्रत्येक प्रयोग से फल प्राप्त होना चाहिए, प्रत्येक 
आरसथ्भ से फल हुआ करते हैं, कृषि के समान । 
प्रधिकारइच सर्वेषां कार्यत्वादुपपद्मते विदेषः ॥॥२१॥ 
और, सब कर्मों का अनुष्ठान पुनः-पुलर: करने से विशेष भ्रघिकार उपपन्‍न-प्राप्त 
होता है प्रत: जितनी इच्छा है, उतना श्रम्थास करे । 
सकृत्तु स्पात्कृतार्थत्वादड्भवत्‌ ॥२२॥ 
पूर्व ०--काम्य-कर्म का तो भ्रज्भवत्‌ एक ही बार अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि 
एक बार श्रनुष्ठान करने से ही विधि चरितार्थ हो जाती है। 
शब्दा्थंद्च तथा लोके ॥२३॥ 
और, विधि शब्द के श्रथे का प्रनुष्ठान एक ही बार होता है, जैसे लोकव्यवहार में 
“काष्ठ लाओ' ऐसा कहने पर एक ही बार काष्ठ (लकड़ी) लाया जाता है। 
झपि वा सम्प्रयोगे यथाक्रामीप्रतीयेताश्रुतित्वाद्धि धिषु वचनानि स्युः ॥२४॥॥ 
सि०--काम्य कर्मों के अनुष्ठान में कर्त्ता प्रपनी इच्छानुसार एक या अनेक बार 
काम्य-कर्मे कर सकता है। एक ही बार कर्म करे, ऐसा कोई शास्त्र वचन नहीं है। विधि- 
बचन तो केवल काम्य-कर्मों का भनुष्ठान ही बताता है । 
ऐकछब्यात्तथाडू षु ॥२५७ 
एक ही शब्द--वचन के होने से भ्रद्धों के अ्रनुष्ठान में वैसा हो सकता है, परन्तु 
फल की इच्छा में नहीं, अतः काम्य-कर्मों की भ्रावृत्ति होती है। 
लोके कर्माश्थलक्षणम्‌ ॥२६॥ 
लौकिक दृष्टान्त भी ठीक नहीं। लीकिक कर्म का फल प्रत्यक्ष होता है, अतः 
उसी के अनुसार करें होता है। 
क्रियाणामर्थश्षेषत्वात्य त्यक्षमतस्तन्निवृत्त्याष्पवर्ग: स्मात्‌ ॥२७॥ 
दृष्ट प्रयोजववाली क्रियाप्रों (कूटकर चावल निकालना आदि) का प्रयोग फल- 
निष्पत्ति पर्यन्त होता है, भ्रतः प्रयोजल की सिद्धि तक श्रावृत्ति होनी चाहिए । 
घर्ममात्रे त्वदर्शनाच्छब्दार्थेनापवर्म: स्पात्‌ ॥२५७ 
जहाँ प्रवहनन भ्रदृष्ट फल के लिए होता है, वहाँ एक बार ही श्रवहनन करना 
चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से विधि चरिता्थ होतो है। 
ऋतुवह्ानुमानेताम्यासे फल्नभूमा स्थात्‌ ॥२६॥ 
पुर्व०--अम्यास करना चाहिए, क्योंकि अम्यास करने से भूमा--अधिक फल 
हाता है, यह अनुमाव से जाता जाता है। जैसे सौर्य श्रादि में फल कर्म से होता है, उसी 
प्रकार यहाँ भी होता है। 
सहृहा कारणकत्वात्‌ ॥३०॥ 
सि०--एक बार ही प्रज्ञ का प्रयोग करना चाहिए, प्रधानरूप कारण एक होने 
से। 


१११] 4 


परिसाणं चानियमेन स्थात्‌ ॥३ १॥ 
जब श्रद्ध के एक बार या ग्रनेक बार करने का कोई नियम नहीं है, तब यज्ञ की 
आहुतियों की कोई सीमा नहीं रहेगी, भ्रत: श्रभ्यास नहीं है । 
फलारम्भनिवृत्तेः ऋतुषु स्थात्‌ फलान्यत्वन्‌ ॥३२॥ 
क्रतुओ्रों में भ्रम्यास उचित है, क्योंकि वहाँ फल के आरम्भ से स्वर्गादि की प्राप्ति 
होती है। ऋतुओं में फलभेद होता है। काम्यकर्मों में कम मुख्य है, सब कम मिलकर फल 
देते हैं, भ्रतः वहाँ ग्रभ्यास नहीं है । 
अ्रथ॑वांस्तु नैकत्वादभ्यासः स्थादनर्थको बथा भोजनसेकस्मिन्नय स्या- 
परिसाणत्वात्रधाने च क्रियाथेत्वाद नियमः स्थात्‌ ॥३३॥ 
पूर्वे०--अ्रज्ों का श्रभ्यास फलवान्‌ होता है। एक कर्मविषयक अभ्यास प्रनर्थेक 
होता है, जैसे एक ही समय भोजन की श्रावृत्ति निरथ्थक होती है । प्रधान फल नियत न 
होने से भौर प्रधान कमे में क्रिया फल उत्पन्न करने में सहायक होने से वहाँ नियम नहीं 
होता । 
पृथकत्वाद्विधितः परिमाणं स्थात्‌ ॥३४॥ 
चौदह और तेरह संख्या का नियम भिन्न श्रथंवाला है। श्रर्थ भिन्न होने से. 
उपका राभ्यास ब्याय प्राप्त होने पर श्राहुतियों की संख्या विधिपरक होती है । 
अ्रनभ्यासो वा प्रयोगवचनेकत्वात्सवंस्थ युगपच्छास्त्रादफलत्थान्च 
कर्मण: स्पात्करियायंत्वात्‌ ॥३५॥॥ 
सि०--अ्रयोगवचन के एक होने से श्रज्ञों का अ्रम्यास नहीं होता । कर्म का श्रफ- 
लत्व होने से सब भ्रज्ध और प्रधान कलाप का एक साथ शासन है। श्रज्ों का स्वयं कोई 
फल नहीं, परन्तु वे प्रधान कर्म के सहायक हैं। 
अ्रभ्यासों वा छेदनसम्मार्गाष्वदानेषु वचनात्सकृत्वस्थ ॥३६॥ 
पुर्वे ०--अ्रज्ञों का अभ्यास होता है, क्योंकि एक बार करने का विधान छेंदन, 
सम्मार्ग श्लौर श्रवदान के सम्बस्ध में ही है। 
अनभ्यासस्तु वाच्यत्वात्‌ ॥३७॥ 
सि०--प्रयाजादि श्रज्धों में भ्रम्यास नहीं होता, वे एक ही बार किये जाते हैं । 
छेदन आ्रादि में जो भ्रम्यास कथन किया है, उसका प्रयोजन भिन्‍न है । 
बहुबचनेन सर्वप्राप्तेविकल्प: स्थात्‌ ॥३८॥॥ 
पुर ०--बहुवचन से संख्याश्रों की प्राप्ति होने से संख्याप्नों का विकल्प होना 
चाहिए। ('कपिज्जलानालभैत'--यहाँ 'कपिञ्जलान्‌' बहुवचन है, श्रत: तीन, चार, पाँच 
कोई भी संख्या ली जा सकती है।) 
दृष्टः प्रयोग इति चेत्‌ ॥३६॥॥ 
प्ाक्षेप--'बहुवचन से तीत का ही ग्रहण करता चाहिए, क्‍योंकि ऐसे प्रयोग 
मिलते हैं, यदि ऐसा कहो तो-- 


सोमांसाददोनम्‌ [१११ 


हथेहि ॥ड़े०॥ 
समा०--उस प्रकार तो यहाँ भी कपिञझ्जल का प्रयोग मगूर झौर कपोत में मी 
देखा गया है। 
भकक्‍्त्येति चेत्‌ ७४ १॥ 
प्राक्षेप--यहां कपिझ्जल शब्द का प्रयोग गौणवृत्ति से है, यदि ऐसा कहो 
तो-- 
तथेतरस्मिन्‌ ॥४२॥ 
समा०--उसी प्रकार प्रस्य स्थानों पर भी गौणवृत्ति से ही प्रयोग समभना 
चाहिए । 
प्रथम वा नियस्येत कारणादतिक्रमः स्थात्‌ ॥४३७ 
सि०--बहुसंझ्या में प्रथम नियम्य होता है अर्थात्‌ केचल तीन का ही ग्रहण होगा। 
इसका नाम है 'कपिज्जल-न्याय' । कोई विशेष कारण होने पर ही तीन संख्या का अ्रति- 
क्रमण होता है । 
तथा चास्यार्थदशनस्‌ ॥४४॥ 
इस श्रर्थ के साधक अन्य प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं। 
भ्रकृत्या च पुर्वृवत्तदासत्ते: (४५७ 
और, प्रकृति से भ्रस्तीषोमीय से एकत्व प्राप्त होता है, क्योंकि पूर्वंबत्‌ उसका 
सामीप्य है। (तीन संख्या एकत्व के समीप है, चार प्रादि नहीं, अतः कपिज्जलान्‌ से तीव 
कपिजञ्जल समझते चाहिएँ । प्रथम के त्याग करने में कोई प्रमाण नहीं है १) 
उत्तरासु न याबत्स्वमपूर्द त्वात्‌ ॥४६॥ 
पूर्व ०--'उत्तर' मौओं में जितनी गोश्रों में यजमान का स्वत्व है, उतनी गौओों 
को दुहने का विधान है। यहाँ अपूर्व अरथे होने से विधि है, भनुवाद नहीं है। 
यावत्स्व॑ घाध््थविधानेनानुवादः स्थात््‌ ॥॥४७॥ 
यजमान के पास जितनी गो हैं उन सबका दोहन करना चाहिए, यह तो भनुवाद 
है, विधान दूसरा है। "विसुष्टवागनस्वारश्य'--वाणी को छोड़कर उत गौगयों को न छुए, 
इस वावय में विधान है | 'उत्तरा दोहयति' फिर पिछली गायों को दुह॒ता हैं, इस वाक्य में 
विधान तहीं है। 
साकल्यविधानात्‌ ॥४5॥ 
सारी गायों के दोहन का विधान होने से उत्त रा-दोहन अनुवाद है। 
बहथेत्वाच्च (४६) 
तथा, बहुत अ्रथें का कथन होने से बहु-दोहन की प्रतीति होती है। 
अस्लिहोत्रे चाशेषयावागूनियमः ॥५० 
और, प्रश्निह्ोत्र में यवागू (पव की साँढ) को आहति का नियम समस्त पय की 
सान्‍्नायार्थता को दिखाता है। (सान्ताय--दही और घी का घोल) 


१११ ] 


तथा पय: प्रतिषेषः कुमाराणाम्‌ ॥५१॥ 
उपर्यक्त कारण से ही (यज्ञ में बहुत सा सान्‍्ताय होना चाहिए) कुमारों को 
दूध देने का भी निबेध है । 
सर्वप्रापिणाषि लिड्भन संयुज्य देवतामिसंयोगात्‌ ॥५२॥ 
ऐसा लिज्रवचन भी विद्यमान है जो सब गौओं के दोहन का विधान करके उससे 
चत्स श्रौर मनुष्यों की तृप्ति करके उसका सम्बन्ध देवता भ्रों से जोड़ता है। 
प्रधानकर्मार्थत्वादख़यनां तद्भेदात्‌ कर्ममरेद: प्रयोगे स्थात्‌ ॥५३॥ 
पूर्व --अज्ों के प्रधान के लिए होने से प्रधान कर्मों में भेद होने पर अज्भों के 
अनुष्ठान में कम भेद होता है । 
ऋमकोपदच यौगपच्च स्थात्‌ ॥५४ी॥ 
एक साथ तन्‍्त्र* रूप ग्रनुष्ठान करने से विहित-- प्रधानों का क्रमकोप होता है । 
तुल्थानां तु योगप्दमेकशब्दोपदेशात्‌ स्याद्विशेषाग्रहणात्‌ ॥५४॥ 
सि०- जिस कर्म के देश, काल और कर्चा समान होते हैं, उनका अनुष्ठान एक- 
साथ ही होता है। अज् का उपदेश भी दर्श और पौर्णमासरूप एक ही शब्द से होता है 
भरौर अज्ों में कोई विद्येषता भी नहीं, श्रतः तस्त्र से अनुष्ठान होता उचित है। 
एकाश्यविव्यवक्ययः स्थात ॥५६॥ 
सारे अज्जों का प्रयोजन एक होने से क्रमकोष भी नहीं है। 
तथा चान्यार्थेदर्श नं कामुकायनः ॥५७॥ 
इसी अर्थ को सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं, ऐसा झ्राचाये 
कामुकायन मानते हैं। 
तन्न्यायत्वादशक्तेरातुपुर्व्य स्थास्संस्कारस्य तदर्थत्वात्‌ ।॥५5७ 
“अज्ों का एकसाथ श्रनुष्डान होना चाहिए! इस न्याय से सर्वत्र सहक्तिया होती' 
है परन्तु जहाँ सह-अ्नुष्ठात सम्भव नहीं वहाँ आवृत्ति से भ्रज्धों का अनुष्ठान होता है, 
क्योंकि एक संस्कार से ही काये पूर्ण हो जाता है। 
असंस्पृष्टोषपि तादर्थ्यात्‌ ॥४६॥ 
आ्राक्षेप--असंस्पृष्ट श्राघार आदि भी प्रधान के लिए होने से प्रतिवतित 
होते हैं । 
विभवाद्या प्रदोपवत्त्‌ ॥६०॥॥ / 
समा०---किसी एक के सन्तिधान में क्रियमाण होने पर भी अज्भू सबके डेपकारक 
होते हैं, श्रत: अज्जी में सामथ्यं होने से उनकी प्रवृत्ति नहीं है प्रदीप के समान। प्रदीप एक 
की सन्निधि में प्रदीप्त होकर सबका उपकार करता है। 


१. जब एक ही कर्म बहुतों का उपकारक होता है, उसे तन्त्र कहते हैं, जैसे मध्य 
मैं रणा हुआ दीपक । जो कार्य प्रलग-प्रलग करने पड़ते हैं, उन्हें प्रवाप कहते हैं, जैसे 
बरदत सबको अ्रलग-प्रलग लगाना पड़ेगा। 


मीमांसादरशनम्‌ (शह्न्र 


श्र्थात्तु लोके विधि: प्रतिप्रधानं स्वात्‌ ४६१॥ 
घू्व ०--लोकव्यवहार में फलकूप अर्थ प्रत्यक्ष होने से सक्ृत्‌-- एक बार भ्रनुष्ठान 
माना जा सकता है परन्तु विधि-प्राप्त कमे तो प्रत्येक प्रधान के साथ होना चाहिए। 
सफ्‌ दिज्यां कामुकायनः परिमाणविरोधात्‌ ॥६२॥ 
प्राचाय कामुकायत का मत है कि श्रज्ञों का श्रनुष्ठान एक बार होना' चाहिए 
श्रन्यथा ग्राहुतियों के परिमाण में विरोध श्राएगा । 
विधेस्त्वितराथंत्वात्‌ सकू दिज्याश्रुतिव्यतिक्रमः स्थात्‌ ॥६३॥ 
श्रज्ञों का भ्रनुष्ठान प्रधान के लिए होने से एक ही बार भ्रनुष्ठान करना शास्त्र 
विरुद्ध है। 
विधिवत्प्रकरणाविभागे प्रयोग बादरायण: ॥६४॥ 
सि०- प्रकरण में विभाग न होते से तन्त्र से प्रयोग होता है, झाचायें दादरायण 
ऐसा मानते हैं। 
क्वचिह्विधानास्नेति चेत_ ॥६४॥ 
श्राक्षेप--कहीं-कहीं सहविधान होने से सर्वत्र सहविधान नहीं हो सकता, यदि 
ऐसा कहो तो-- 
न विधेश्चोदितत्वात्‌ ॥६६॥। 
समा०--उक्‍त कथन ठीक नहीं, क्योंकि तिर्वाप विधि का पृथक्‌ कथन है। 
व्यास्यात तुल्यानां यौगपद्यसगृह्ममाणविवेषाणा्‌ ।(६७॥ 
पूर्वं०--जैसा पूर्व व्याख्यान कर दिया गया है, जहाँ किसी विशेष के ग्रहण का कथन 
न हो श्रौर समातता हो, वहाँ सह-अनुष्ठान होता है। 
भेदस्तु कालभेदाच्चोदताव्यवायतत्‌ स्पादिदिष्टानां विधि: 
भ्रधानकालत्वात्‌ ॥६८॥ 
सि०--कालभेद होने से प्रदान का भेद ही है। घोदक-व्यवाय +-व्यवधान होने 
से कालभेद होता है। काल की प्रधातता होने से विशिष्टों की विधि होती है। 
तथा चास्याधेंदशंनस्‌ ॥६९॥ 
अम्य प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्त कथन की सिद्धि होती है। 
जविधिरिति चेनत चतं मानापदेशात्‌ ७०१४ 
उक्त वाक्य विधिपरक है, बदि ऐसा कहो तो--ठीक नहीं, क्योंकि व्ते मानकाल 
का उल्लेख है। 
॥ इति पूर्बभोमांसादक्षने एकादक्ाध्यायस्य प्रथम: पाद: ॥ 


द्वितीयः पादः 


एकदेशकालकत्तुंत्वं सुहयानामेकशब्दोपदेशात्‌ ॥१॥ 
सि०--प्रधानभूत छह अज्ों में देश, काल और कर्ता की एकता होती है, क्योंकि 
उनका एक बब्द से विधान है। 


११२] 


श्रविषिद्ेत्कमंणामभिसम्बन्धः प्रतीयेत तल्लक्षणार्थाभिप्त॑योगाद्‌ 
विधित्वाच्चेतरेषां प्रतिप्रधानं भाव: स्थात्‌ ॥र॥ 
गुवं ०--यदि प्रधान कर्मों को उद्देशी के देश श्रादि का विधान न होता तो 
“प्राम्तेय' झादि भज्जों का देश, काल श्रादि के साथ सम्बन्ध हो सकता था परस्तु लक्षणों के 
संयोग से प्रत्येक प्रधान के घाथ इतर विधियों का सम्बन्ध है | 
भ्रद्धेषु च तदभाव: प्रधान॑ प्रति निर्देशात्‌ ३४ 
पूर्व ०--प्रयाजादि ग्रज्ञों में देश, काल ग्रादि का प्रभाव होता है, क्योंकि उनका 
प्रधान के प्रति निर्देश है। 
यदि तु कर्णो विधिसम्बन्धः स्थादेकशब्धात्मरधानार्थ सिसंयोगात्‌ ४॥ 
सि०--यदि ग्तेय! आदि कर्म का विधि के साथ सम्बत्ध होता तो ब्लग- 
प्रलग अनुष्ठान होता परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि समुदायवाचक एक शब्द से निर्देश होने 
से उसका सम्बन्ध स्वग॑रूप प्रधान फल को प्राप्ति के साथ है । 
तथा चास्यार्थदर्शनस्‌ ॥५॥॥ 
ऐसा मानने पर झ्न्य प्रमाण भी सद्भत हो जाते हैं। 
श्रुतिइ्चेषां प्रधानवत्कमंश्रुतेः पदार्थत्वात्कमं गोप्शु तित्वान्च ॥६॥॥ 
दर्ंपौर्णमासछप कर्म की श्रुति पराथ॑ है, भ्रतः देशादि का श्रवण प्रधानवत्‌ होता 
है। कम के अश्रुत होने से भी तन्‍्व्रभाव सिद्ध होता है। 
अज्भानि तु विधानत्वात्मधानोपदिश्येरंस्तस्मात्स्यादेकदेदात्वभू वछ। 
सि०--फलवाक्य से विधान होने के कारण श्रद्भु प्रधान के साथ उपदिष्ट होते 
हैं, प्रतः अ्ज्ों का प्रधान के साथ एक ही देश तथा काल कर्तृत्व होता है । 
डव्यदेवतं तथेति चेतु ॥८॥॥ 
श्राक्षेप- द्रव्य भौर देवता प्रधान और श्रज्ञों के मंद से होता है, यदि ऐसा कहो 


तो-- 
न चोदना विधिदोषत्वान्तियमार्थों वि्वेष: ॥&॥॥ 

समा०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि द्रव्य भ्रौर देवता उत्पत्ति-विधि के दोष 

होने से विशेष नियम के लिए हैं। 
तेषु समवेतानां ससवायात्तन्त्रसद्भानि भेदस्तु तद्भेदात्कर्म भेद: प्रयोगे स्पात्तेषां 
प्रधानशब्दत्वात्तया चान्यायंदर्शनस्‌ ॥१०॥॥ 

प्रघानयाग में विहितों का सम्बन्ध होने से तस्त्र से श्रनुष्ठान होता है। द्रव्य और 
दैषता का भेद होने से कर्म -- प्रनुष्ठान में भी मेद होता है भ्रौर प्रयोग में भी छह यागों 
कै प्रधान होने से प्रौर प्रद्ध तथा श्रद्धी का तस्त्र से अनुष्ठान करने से पौर्णमासी में चोवह 
प्राहुतियाँ देने का विधान भी उपपन्‍न हो जाता है । 

इष्टिराजसूय चातुर्सास्थेष्वैककर्म्यादज्भानां तस्त्रभाव: स्थात्‌ ॥११॥ 

पूर्व ०--दर्शे ष्टि, पोण॑सासेष्टि, राजसूय और चातुर्मास्य में एक फल होने से तन्‍्द्र 

है प्रयोग होता है। 


मीसांसादशंतम्‌ [११२ 


कालभेदान्मेति चेत्‌ 0१२) 
आ्राक्षेप--काल का मेद होने से तत्त्र से अनुष्ठान करना उचित नहीं, यदि ऐसा 
कहो तो-- 
नेकदेशत्वात्पशुबत्‌ ॥ १३॥ 
समा० -उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि पद्मु की भांति एकदेशत्व होता है। 
अ्रपि वा कर्मपृथक्त्वात्तेषां तन्त्रविधानात्साडगनामुपदेदाः स्थात्‌ ॥१४॥ 
सि०--दर्शयाग त्रय भौर पौणणमासयाग त्रय का तन्त्र से विधान होने के कारण 
दर््षप्रयोग भौर पौर्णमासप्र योग पृथक्‌ होता है, भ्रतः उन-उन त्रयोगों में अज्जभूसहिंत प्रयोगों 
का उपदेश है, इसलिए विद्येष ग्रहण करने में भेद होता है। 
तथा चान्यार्थदर्शनम्‌ ॥१५॥ 
पौणणमासी में चौदह्‌ प्राहुति श्रादि के प्रमाण उपलब्ध होने से भी मेद ही सिद्ध 
होता है। 
तदा5वयवेषु स्थात्‌ ॥१६॥ 
तब चातुर्मास्थ आदि के प्रवयवों में भी देश-काल-जेद से तन्त्र-मेद हो जाएगा। 
पत्नी तु चोदनेकत्वात्तन्त्रस्य विप्रकर्ष; स्पात्‌ ॥१छी। 
सबनीय पशु में एक विधान होने से तन्त्र से ही भनुष्ठान होना योग्य है। 
तथा स्थावध्वरकस्पेष्टौ विशेषेककालस्वात्‌ ॥ १८७ 
पूर्व ०---इस प्रमाण से “अ्रष्वरकल्प' इष्टि में भी निर्वापान्त अ्ज्भुकलाप का एक 
फल होने से तन्त्र से अनुष्ठान होना चाहिए। 
इष्टिरिति चेंकबत्‌ श्रुति: ॥१६७ 
“प्रध्वर्कल्प! दृष्टि में एकवचन का प्रयोग होने से भी यही सिद्ध होता है कि 
सम्पूर्ण इष्टि एक है, झतः तन्त्र से प्रनुष्ठान करना चाहिए। 
न वा कर्मपूथक्त्वात्तेषां च तन्‍्त्र विधानात्साज्ानामुप्देदा: स्यात्‌ ॥२०॥ 
सि०--तस्त्र--अमैद से श्रनुष्ठान नहीं होगा। भिन्न-भिन्न काल में कर्मों का 
विधान होने से और तन्त्रशास्त्र के विधान से साज्जकर्मों का उपदेश भेंद से अनुष्ठान 
करने के लिए है। 


प्रथमस्थ वा कालबचनस्‌ ॥२१॥ 

अथवा, प्रात:काल का विधान प्रथम पुरोडाश के लिए है, दोनों के लिए नहीं । 

फलंकत्वादिष्टिशब्दो घथान्‍्यत्र ॥२२॥ 

एक फल का उपदेश होते से इष्टि शब्द में एकबचल का प्रयोग है, जंसा भ्रन्यत्र भी 

उपलब्ध होता है। 
घसाहोमस्तन्त्रमेफदेवतेषु स्थात्‌ प्रदानस्येककालत्वात्‌ ॥२३॥ 

एक देवता प्रजापति--परमात्मा की प्रीत्यर्थ जो पशु का दान दिया जाता है 
उसमें वसाहोम--पुष्टपशु का दाव एक ही बार करना चाहिए, क्योंकि प्रदान का समय 
एक ही होता है । 


११२] 


फालभेदात्त्वावृत्ति देवता भेदे ॥२४॥ 
और, समय झौर देवता का भेद होने से भेद से भ्रनुष्ठान करना चाहिए । 
अ्रन्ते यूपाहुतिस्तद्त्‌ ॥२४॥ 
पूर्व ०--नाना देवताओं में वसाहोम जैसे मेद पे होता है, वैसे ही प्रन्त में यूपा- 
हुति भी भेद से करनी चाहिए। 
इतरप्रतिषेधो वा श्रनुघादभात्रमन्तिकस्य ॥२६॥ 
सि०--यह श्राहवनीय-प्रतिषेध है, श्रन्तविधि नहीं है, श्रतः भेद से नहीं करनी 
चाहिए | यह तन्‍्त्र है। 
अशास्त्रत्वाच्च देशानाम्‌ ॥२७॥॥ 
और, देश का विधान न होने से भी यूपाहुति तन्त्र है। 
अ्रवभ थे प्रधानेईष्निविकार: स्थान्त हि तद्धेतुरम्निसंयोगः १(२८॥ 
पूर्व ०--अवशूभ में प्रधान कर्म में श्रग्ति का विकार होता है, व्योंकि भ्रग्ति के 
साथ प्रधान हेतुक-ग्रज्ों का संयोग नहीं है । 
द्रव्धदेवतावत्‌ ॥२६॥ 
जैसे द्रव्य (कपाल) झौर देवता (वरुण) प्रधान कर्मों में विहिंत हैं, वैसे ही प्रापः 
“जल भी प्रधान कर्मों में विहित हैं, श्रवभूथ कर्म के साथ श्रद्धों का सम्बन्ध नहीं है। 
साज्ो वा प्रयोगवचरनेकत्वात्‌ ॥३०॥ 
सि०--अ्रज्भूसहित प्रधान कम 'प्राप:” में कतंव्य हैं, क्योंकि प्रयोगविधि में एकत्व 
पाया जाता है। 
लिख्भदर्शनाच्च ॥३१॥ 
तथा, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्त कथन की पुष्टि होती है। 
शब्दबिभागाच्च देवतापनयः ॥३ २४ 
श्रवभूथ शब्द द्वारा विभाग होने से द्रव्य देवता का भ्रपनय होता है, अत: श्ज्ों के 
साथ उसका सम्बन्ध नहीं है। 
दक्षिणेतों बरुणप्रघासेषु देशभेदात्सबं विक्रियते ॥३३॥ 
सि०--वरुणप्रधास याण में दक्षिणागिन में देशभेद होने के कारण सब अच्भों का 
प्रनुष्ठान अलग-अलग करना चाहिए, तन्त्र से नहीं। 
अचोदनेति चेत्‌ ॥३४॥॥ 
श्राक्षेप--कर्म का विधान होने से भ्रज्ञों की प्राप्ति ही नहीं है फिर भेद भथवा 
तन्त्र के विचार का श्रवकाद ही कहाँ, यदि ऐसा कहो तो-- 
स्थात्यौर्ण मासीबत्‌ ॥३४५॥ 
समा०-- भ्रज्ञों की प्राप्ति है, पौणंमासी के समात । 
प्रयोगचोदनेति चेत्‌ ॥३६॥ 
ध्राक्षेप--प्रयोगविधि है, यदि ऐसा कहो तो--- 
तथेह ॥३७॥ 
समा०--उसी प्रमाण से यहाँ भी है। 


भीमांसादशनस्‌ [श्शर 


प्रासादनसिति चेत्‌ ॥३८॥ 
आ्राक्षेप--'मारुति' याग में झ्रासादन है, यदि ऐसा कहो तो-- 
नोत्तरेणेकवाक्मस्वात्‌ ३६॥ 
समा०--उक्‍्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि उत्तरवेदि के साथ एकवाक्‍्यता होने से 
यह प्रासादन भ्रदृष्टार्थ नहीं है । 
श्रवाच्यत्वात्‌ ॥४ ०७ 
कौर, श्रासादन होमवाच्य नहीं है, भ्रतः प्रयोगविधि नहीं है । 
श्रास्नायवचन तहत्‌ ॥४१॥ 
वैदिक वचन भी इसी बात की ओर संकेत करता है। 
कतुमेदस्तयेति चेत ४२० 
श्राक्षेप-जैसे भ्रद्धों में भेद होता है, वेसे ही कर्त्तान्नों में भी भेद हो जाएगा, 
यदि ऐसा कहो तो--- 
न॑ समवायात्‌ डे! 
सस्ा०--ठक्त कथन ठीक नहीं, क्‍योंकि समवाय होने से अ्ज्भवत्‌ कर्तुमेंद नहीं 
होता | पव्च्चत्व होने से कर्त्ता तन्‍्त्र से होते हैं । 
लिज्धदर्शनाक््च धद४ी। 
और, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्त ग्रथे की सिद्धि होती है । 
बेदिसंयोगादिति चेत्‌ ४४५॥ 
आ्राक्षेप--अस्तर्वेदि भर बहिवेंदि के साथ कर्त्ता का सम्बन्ध होने से कतृ्‌मेद होता 
है, यदि ऐसा कहो तो-- 
न देशसाज्रत्वात्‌ ॥४६॥ 
सप्ता ०--उक्त कथन ठौक नहीं, क्योंकि देशमात्र का विधान होने से होता की 
स्थिति का ही कथन है। 
एकाग्नित्वादपरेषु तन्‍्त्रे: स्थात्‌ ध४७॥६ 
बूवें०--अपरास्नीक होम! एक प्रम्नि में होने से पत्नीसंयाज झादि अपराग्नियाँ 
भी तन्‍त्र से भ्र्थात्‌ एकसाथ होनी चाहिएँ । 
जाना वा कर्तं नेदात्‌ ॥४ं८॥॥ 
सि०--कर्त्ताओं में भेद होने से कर्म की श्रावृत्ति है। 
पर्यग्निकृतानामुत्सगें प्राजापत्यानां कर्मोत्सग: श्रुतिसामान्यादारण्य- 
वत्तस्मादूजह्मसाम्नि चोदनापृथकत्वं स्थात्‌ ॥४&॥ 
पूर्व ०--वाजपेययाग में परमात्मा का स्मरण करके जब पशुप्रों को छोड़ दिया 
जाता है, तब यागकर्म का भी उत्सर्ग हो जाता है, त्रुति के विधान से आरण्यवत्‌ । इसी 
प्रकार ब्रह्मसाम में भी चोदना पृथवत्व --कर्मान्तर होता है। 
संस्कारप्रतिषेधों वा वाक्यैकत्वे ऋतुसामान्यात्‌ ॥५०॥ 
लि०--एक वाक्य होने भौर ऋतुसामान्य होने से संस्कार क़ालमात्र का प्रतिषेष 


है। 


११२] 


वबानां चानभिघारणस्थ दर्दानात्‌ ॥५१॥ 
और, वा के अ्नभिघारण के दक्ष॑न होने से भी संस्कारों का प्रतिषेध होता है। 
पड्चञ्ारदोयास्तथेति चेत्‌ ॥५२॥ 
श्राक्षेप--प्राजापत्प के समान 'पञ्चशारदीय” नामक अतु में कर्मे की ग्रत्यन्त- 
निवृत्ति नहीं है, पदि ऐसा कहो तो-- 
न चोदनेकवाक्यत्वात्‌ ॥५३॥ 
सम्ता०---उक्त कथत ठीक नहीं, क्योंकि श्रपुर्वे कर्म का विधान है, प्रनेक गुण- 
विशिष्ट अपूर्व कर्म विघान में एकवाक्यता होने से । 
संस्काराणां च दर्शनात्‌ ॥४४॥। 
तथा, संस्कारों का श्रवण होने से भी दोनों अवस्थाओं में कर्म होना चाहिए । 
दश्पेये ऋयप्रतिकर्षात्मतिकर्षस्ततः प्राऊचां तत्ससान॑ तन्त्रं स्थात्‌ ॥५५॥ 
पूर्वे ०--दशपेय' हामक एकाह (एक विनवाले) याग में क्रम का प्रतिकर्ष होते 
से सोमक्रय के पहले भ्रज्ों का भी प्रतिकर्ष है, प्रतः दोनों का पमान तन्त्र है। 
सम्तानवचन तद्॒त्‌ ॥५६॥ 
तल्त्र के समान होने से दक्षपेय और अभिषेचनीय--इन दोनों यज्ञों की समानता 
भी है। 


श्रप्नत्तिकर्षो वाई्थहेतुत्वात्सह॒त्व॑ विधीयते ॥५७॥ 
सि०--प्रतिकर्ष नहीं है, विशेष प्रयोजन से दोनों के एकसाथ करने का विधान है। 
पूर्व स्मिशचावभ्थस्य दरशनात्‌ ॥५८॥ 
पूर्व अर्थात्‌ अभिषेचनीय में अवभूथ का दर्शन भी है। 
दीक्षाणां चोत्तरस्य 0५६॥ 
“दरापेय! की दीक्षाश्रों का पृथक्‌ विधान है, श्रतः दोनों का सह-प्रनुष्ठान नहीं है। 
समानः कालसासान्यत्तु ॥६०॥ 
ऋतुरूप काल की समानता होने से समानता उपपनन होती है, अन्यथा दोनों यागों 
के भ्रज्धों का अनुष्ठान तो भेद से ही होता है। 
निष्कास्थावभूये तदेकदेशस्वात्पशुप्रदानविप्रकर्ष: स्थात्‌ 0६ १॥ 
पु्बं०--आमिक्षा का एकदेश होने से अ्रवमृथ में निष्कास के प्रदान का विप्रकर्ष 
होता है, पद्चु के समान । 
अपनयो वा प्रसिद्धेताभिसंयोगात्‌ ॥६२॥ 
सि०- प्रसिद्ध कर्म के साथ निर्देश होने से निष्कास का प्रपनय होता है, वह भिन्न 
क्ष्म है। प्रदान का विप्रकर्ष नहीं होता। 
प्रतिपत्तिरिति चेन्‍त कंसंयोगात्‌ ॥६३॥ 
भरन्य शेषत्व होने से निष्कास (तुब) से श्रवभूष का अनुष्ठान करना प्रतिपत्तिकर्म 
है, यदि ऐसा कहो तो, यह कथन ठीक नहीं, कर्म के विद्यमान होते से ५ 


मौमांसावशंनग्‌ [१श२-३ 


उदयनीय च तद्बत्‌ ॥६४॥। 

पूर्व ०---उदयनीय में भी प्रेंघान कर्म से तद्वत्‌ --अ्वभूथ के समान अयू्वे कर्मे 

मानना चाहिए। 
प्रतिपत्तिवॉड्कमंसंयोगात्‌ ॥६५॥ 
अथवा, प्रापणीयशेष प्रतिपत्तिरूप कर्म है, उसका तिर्वाप के साथ सम्बन्ध होने से । 
श्रथेकर्म वा शेषत्वाच्छरपणवत्त दर्थेन विधानात्‌ ॥६६७ 

श्रपण के समान सप्तम्यन्त पद का अर्थ निर्वाप के लिए विह्वित होने से शेषत्व होने 

के कारण निष्कास में निर्वाप है, प्रतिपत्ति नहीं है ! 
॥ इति पूर्वमीमांसादर्शने एकादशाध्यायस्य द्वितोयः पाद: ॥। 


तृतीयः पादः 


अज्जञानां मुख्यकालत्वाहचनादन्यकालत्वम्‌ ॥१॥ 

अज्भकर्मों का अनुष्ठान प्रधान कर्में के साथ ही होता है (११.२.७.) परच्तु 

निर्देश होने पर उनका अनुष्दान ग्रन्य देश-काल आदि में भी हो सकता है। 
द्रव्यस्थाकर्मकालनिष्पत्तें: प्रयोग: सर्वार््: स्थात्स्वकालत्वात्‌ ॥२॥ 

वसन्तादिरूप स्वकाल में विहित होने से द्रव्य (आधान संस्कृतबत्लि) के अकर्मे 
(प्रधानकर्म से भिन्‍न ) काल में निष्पत्ति का अ्रधोग सर्वार्थ (सबके लिए) होता है। इससे 
समस्त कर्मों के भर में तन्‍्त्र-शआधान होता है, एक बार किया हुआ भ्रग्त्याधान सब पन्नों में 
काम शआता है। 

घूषदचाकर्म कालत्वात्‌ ॥३॥ 

अनुष्ठान के समय यूप की अनुपपत्ति होने से यूप तन्त्र होता है, क्योंकि वह सबके 

लिए होता है। 
संस्कारास्त्वावर्तेरन्‍्नर्थकालत्वात्‌ ॥४॥ 

पूर्व ०- पशु के नियोजन का अर्थकालत्व होने से यूप के प्रोक्षण, अ्रज्जन श्रादि 

संस्कारों की आवृत्ति होती है। 
तत्कालास्तु घुपकर्म त्वात्तर्थ धर्मविवानात्सर्वार्भातां च घचतावन्यकालत्वम्‌ ५॥ 

सि०--संस्कारों का अपन्ता काल होता है। वे दीक्षा के समय किये जाते हैं। यूप 
इनका कारें होता है श्र ये यूप के घर के रूप में विधान किये गये हैं। यूप सर्वार्थ होता है, 
यूप में टन्त्रभाव है । विश्येष निर्देश होने पर वे संस्कार भिलत समय में भी किये जा 
सकते हैं। 

सकुन्मानं च दर्ज बति ॥३६॥। 
और, सक्ृत्‌ --एक बार मापने से भी यह सिद्ध होता है कि यूप में तनन्‍्त्रभाव है। 
स्वरुस्तन्त्रापवर्ग: स्थादस्वकालत्वात्‌ ॥छ9॥ 
पूर्व ०--प्रस्तीषोभीयतन्त्र से स्वर ( बह पहली चीपटी जो यूप बनाते समय लकड़ी 


११३] 


काटने से निकलती है, इरासे पश्चु को चुपड़ने का काम लिया जाता है) की समाप्त है, 
क्योंकि स्वर का प्रपना कोई स्वतन्त्र काल नहीं होता । 
साधारणों वष्तुनिष्पत्तिस्तस्थ साधारणत्वात्‌ ॥८॥ 
सि०---जैसे समस्त पशुप्ों के लिए एक यूप होठा है, वेसे ही स्वरु भी एक ही 
होना चाहिए। 
सोमान्‍्ते च प्रतिए त्तिदर्श नात्‌ ॥६॥ 
श्रौर, सोमयाग के अन्त में स्वर की प्रतिपत्ति--फेंकने का दर्शन होने से भी यह 
सिद्ध होता है कि स्वर (तीनों पशुओं के लिए) एक ही होता है। 
तत्कालो वा प्रस्तरबत्‌ ॥ १०॥॥ 
श्राक्षेप--जैसे प्रस्तर के प्रहरण में सोमान्त काल है, उसी प्रकार स्वर का भी 
उतना ही काल है भर्थात्‌ स्वर की भ्रवध्चि उतने काल तक है। 
न वोत्पत्तिवाक्यत्वात्मदेदास्पस्तरे तथा ॥११॥ 
सस्ता ०---उक्त कथन ठोक नहीं। उत्पत्तिवाक्‍य होने से दर्शपौर्ण मास में प्रस्तर- 
4 प्रहरण काल का विधान है, स्वरु-प्रहरण का नहीं । 
अहगेणे विषाणाप्रासन धम्मंविप्रतिषेघादन्त्पे प्रथमे वाहनि विकल्प: स्थात्‌ ॥१२॥ 
पूर्व ०--अहर्ग गयाग में खुजाने के लिए प्रयुक्त होनेवाले काले सींग को पहले या 
प्रन्तिम दिन विकल्प से फेंका जा सकता है, दोनों पक्षों में धर्म का लोप नहीं हो ता, क्योंकि 
उसे फेंकने का कोई विशेष विधान उपलब्ध नहीं है! 
पाणेस्त्वश्रुतिभूतत्वादिषाणानियम: स्थाव्यात: सवनभध्यत्वाच्छिष्दे 
चाभिप्रवृत्तत्वात्‌ ॥१३॥ 
सि०--सींग फेंकने में विकल्प नहीं है। सींग सभी दिनों में पास रहना चाहिए, 
क्योंकि याग के मध्य में निश्चित कालों में सींग से खुजाता होगा, हाथ से खुजाने का निषेष 
है, श्रत: दक्षिणादान के पदचात्‌ अन्तिम दिन हो सींग को फेंकना चाहिए। 
वाग्विसगों हविष्कृता बोजभेदे तथा स्थात्‌ ॥१४॥ 
चाता बीजेष्टि (जिन पन्नों में प्रनेक प्रकार के बीजों का प्रयोग होता है) में भ्रन्तिम 
बार वीज कूटनेवाली हविष्कृत्‌ को बुलाने के पश्चात्‌ वाग्विसर्ग करना (मौन तोड़ना 
चाहिए। 
पक्षों च पुरोडाशे समानतन्त्रं भवेत्‌ ॥१४॥७ 
इसी प्रकार अरग्तीषोधीय पश्ुयाग में जब पुरोडाश तैयार करनेवाली का आ्ाह्बान 
हो चुके तब मोन खोलना चाहिए। 
श्रनियोग: सोसकाले तदयंत्वात्‌ संस्कृतकर्मण: प्ररेषु साज्ूर्य तस्मात्सर्वापवर्गे 
विमोक: स्थात्‌ ॥१६॥ 
पुर्वें०--सोमयाग में अग्तिसंयोग (श्रग्नि से यज्ञ का सम्बन्ध जोड़ना) अ्रद्भमहिद 
प्रधान के लिए होता है। श्राहुति से संस्कृत हुईं प्रगति अज्ों के लिए भी होने से प्रन्य प्रग्नि 
कार्यों के लिए भी है, भरत: सब कर्मों की समाप्ति के प्रश्चात्‌ उसका विभोकर (अग्नि से यज्ञ 
कै शम्बन्ध को तोड़ना ) होता चाहिए। 


मीमांसादर्शनम्‌ [१शर३ 


प्रघानापवर्गे वा तदर्थत्वात्‌ ॥ १७॥ 

सि०--यह भ्रग्तिविमोक कर्म प्रत्येक प्रधानकर्म के भ्रन्त में होना चाहिए, क्योंकि 

यह प्रधान के लिए ही होता है । 
श्रवभूये च तहत्प्रधानाथेस्य प्रतिषेधोडपब॒क्ताथंत्वात्‌ ॥ १८७ 

इसी प्रकार ग्रवभूथ में प्रधान याग का प्रतिषेष है, क्योंकि उद्देश्य की पूर्ति तो पहले 

ही हो जाती है, भरत: प्रधानकर्म के भ्रन्‍्त में ही विमोक सिद्ध होता है । 
अहगेंगे च॒ प्रत्यहूं स्पात्तदर्थ त्वात्‌ ॥१६॥ 

प्रहग॑ण द्वादशाह्‌ में तो प्रतिदिन अग्निसंयोग झ्लौर श्रस्तिविमोक करना पढ़ता है, 

क्योंकि वह प्रधान के लिए होता है । 
सुब्रह्मण्या तु तन्त्रं दोक्षाबदन्यकालत्वात्‌ (२०७ 

पू् ०--द्वादशाह में उपसद के समय जो सुन्नह्मण्य का आद्वान है, उसमें तस्त्रभाव 
है। वह एक बार ही होता चाहिए दीक्षा के समान, क्‍योंकि इसका अपना अलग 
समय है। 

तत्कालस्वावर्तेंत प्रयोगतो विशेषसम्बन्धात्‌ ॥२१॥ 

सि०-सुत्याकाल में जो सुब्रह्मण्य का श्राह्वान है, उसमें तन्त्रभाव नहीं है, उसकी 

श्रावृत्ति बार-बार करनी पड़ती है, विशेष पद (श्रद्य) का संयोग होने के कारण । 
श्रप्रयोगाड्र/मिति चेत्‌ ॥२२७॥ 
श्राक्षेप-..'अ्रद्य' शब्द प्रयोग का अ्रद्ध नहीं है, यदि ऐसा कहो तो-- 
स्थास्प्रयोगनिर्देशात्कतुंभेदवत्‌ ॥२३॥ 

समरा०--उक्‍त कथन ठीक नहीं, क्योंकि अद्य प्रयोग का अज्ध है, प्रयोग का निर्देश 

होने से, कर्त्ता के भेद के समान। 
तद्भूतस्थानादग्निबदिति चेत्तदपवर्भस्तदर्थृत्वात्‌ २४॥ 

एक बार प्राद्धान से संस्कृत देवता सर्वार्थे होता है, भ्रतः उसका पुनः श्राह्वान 
नहीं होता इसलिए आवृत्ति नहीं होनी चाहिए, यदि ऐसा कहो तो--यह कथन ठीक नहीं, 
क्योंकि प्रत्येक कर्म उसी के लिए होने से प्रधानकर्म में ग्रग्तिविमोक होता है। 

भ्रग्निवदिति चेत्‌ ॥२५॥ 

आक्ेप---जैसे भ्रग्ति-प्राधान उन्‍्त्र है, उसी प्रकार यहाँ भी है, यदि ऐसा कहो 

तो-- 
न प्रयोगसाधारण्यात्‌ ॥२६॥ 
समा०--उकत कथन ठीक नहीं, क्योंकि सुबह्माण्य-प्राह्मात आधान के तुल्य 


नहीं है। 
लिख्धदर्शनाच्च ॥ २७। 
और, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी यही सिद्ध होता है कि सुब्नह्मण्य का भ्राह्वात 
भ्रतिदित करना चाहिए । 


श१श३] 


तद्धि तथेति चेत्‌ ॥ए९८॥ 

आक्षेप--यूपाहुतिरूप कम तन्त्र है, उसी प्रकार यह भी तन्‍्त्र है, यदि ऐसा कहो 

तौ-- 
नाशिष्टत्वादितरन्यायत्वान्च ॥२६॥ + 

सम्रा०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि एक तो इसका विधान नहीं है, दूसरे यहाँ 

इतर अ्रस्निसंस्कार-न्याय ही उपयुक्त है । 
विध्येकत्वादिति चेत्‌ ॥३०॥॥ 

श्राक्षेप--द्वादशाहिक विधि तल्त्र-दृष्ट है और यह भी द्ादशाहिक विधि है, 

श्रतः विधि की सादुश्यता से यह भी वैसा ही होता चाहिए, यदि ऐसा कहो तो-- 
न कृत्स्तस्य पुनः प्रयोगात्‌ प्रधानवत्‌ ॥३ १॥ 

समा०--उकत कथन ठीक नहीं, क्योंकि जैसे प्रधानकर्म प्रतिदिन किये जाते हैं 
उसी प्रकार सोमाभिषव श्रादि श्रन्य सम्पूर्ण विधियाँ भी पुनः की जाती हैं, झतः आ्रावृत्ति 
ही है। 

लौकिकरेषु यथाकामी संस्कारानर्थलोपात्‌ ॥३२॥ 

पूर्वें०--लौकिक पदार्थों (देश, कर्त्ता तथा पात्र) के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं 
है, उनका इच्छानुसार उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि उनके यथेच्छ प्रयोग से 
संस्काररूप प्रथे का लोप नहीं होता । 

यज्ञायुधानि धार्येरन्प्रतिपत्तिविधानादुजी षबत्‌ ।। ३३॥१ 

स्रि०--यज्ञ के पात्रों को तो जीवनपर्यत्त घारण करना (काम में लाना ) 
चाहिए, क्योंकि ऋजीष (साररहित सोम) की मांति परिघानीय कर्म में उनकी प्रतिपत्ति 
का विधान है। 

अजसानतंस्कारो वा तदर्थे: श्रूयते तत्र यथाकामी तदर्थत्वात्‌ ॥३४॥ 

पूर्व ०-बे पात्र यजमान के संस्कार के लिए हैं, वयोंकि वे उसी के लिए श्रूषमाण 

होते हैं। उसके लिए होचे से पान्रघारण में थजमान की इच्छा नियामक है। 
सुल्यस्थ धारण वा मरणस्यानियतत्वात्‌ ॥३५॥। 

सिं०--सुख्य श्रषवा आरा पात्र को घारण किये रहता चाहिए, क्योंकि मृत्यु का 

कोई समय निश्चित नहीं है । 
यो वा यजनीयेष्हुनि जियेत सोडघिकृतः स्यादुपवेषबत्‌ ॥३ ६॥ 

श्राक्षेप-- जो यजमान यज्ञ के दिन ही मर जाए, वही इस संस्कार का अधिकारी 
होता है (उसी का शव पात्रों सहित जलाया जाना चाहिए) जैसे सामान्य यात्री को ही 
धपवेश का अ्रधिकार होता है। 

न शास्त्रलक्षणत्वात्‌ ॥३७॥ 

समा० -- उपवेश का दृष्ठाल्त उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जहां शास्त्रलक्षण होता 

है,वहाँ पर प्रसंयाजी का सम्भव नहीं होता । 


सीमांसादशंनम्‌ [११३ 


उत्पत्तिर्वा प्रयोजकत्वादाशिरवत्‌ ॥।३५॥ 
संस्कार के प्रयोजक होने से मरते समय चये पात्र बतवा लेने चाहिएँ, श्राशिर- 
चत्‌ (जैसे प्राशिर के लिए नवीत गौ का दोहन होता है) । 
शब्दसामञ्जस्थमिति चेत्‌ ॥३६॥ 
प्राक्षेप--उस स्थिति में यज्ञपात्र शब्द का सामञ्जस्य कंसे होगा (क्योंकि यज्ञ 
के सम्बन्ध से हो यज्ञपात्र होते हैं), यदि ऐसा कहो तो-- 
तथा$5थिरे ॥४०॥ 
उसी प्रकार भ्राशिर में भी जो भ्रत्य गौ ली जाती है, वह वृत्तधुक्‌ नहीं होती, 
यहाँ पर भी शब्द का प्रसामझ्जस्य है । 
शास्त्रात्तु विप्रयोगस्तत्रैकद्रव्यक्तिकीर्षा प्रकृतावथेहापुर्वार्थवद्‌ प्रुतोपदेश: ॥४१॥ 
समा०--वहाँ पर झास्त्र से शब्द का ग्रसामञ्जस्प है। प्रकृतिभूत ज्योतिष्ठोम में 
गो के द्रव्य अर्थात्‌ दुध को यजमान की इच्छा के कारण आश्षिर में दोहन करते हैं, परन्तु 
यहाँ भ्रपृर्व श्र्थ की विधिवाले यज्ञ-सम्बन्धी पात्र का उपदेश है, झतः पात्रों का घारण ही 
होता है । 
प्रकृत्यर्थ॑त्वात्पौ्ण मास्या: क्रियेरस्‌ ॥४२॥ 
पूर्व ०--पात्रों का घारण पोर्णमासी से प्रारम्भ होना चाहिए, क्योंकि वे पात्र 
प्रकृति--पोर्णमासी के लिए ही होते हैं । 
अ्रस्त्याषेये बाउप्रतिषेधात्तानि घारयेस्मरणस्थानिमित्तत्वात्‌ 0४२७ 
सि०--मुत्यु-समय के तिश्चित न होने से उन पात्रों को अर्न्याधान से ही धारण 
करता चाहिए, क्योंकि कोई प्रतिषेघ तहीं है। 
प्रतिपत्तिरवा यथान्येषाम्‌ ॥डं४॥ 
भ्रथवा, जैसे भ्रच्य द्रव्यों की ग्रवभूध में प्रतिपत्ति है, उसी प्रकार यज्ञपात्रों और 
अग्नियों की भी यजमान के शरीर में प्रतिपत्ति है। 
उपरिष्टात्सोसाजां प्राजापत्येश्चरन्तीति सर्वेषामविशेषादवाच्यों हि 
प्रकृतिकाल; ॥ड श॥ 
वाजपेययाग में प्राजापत्याहुतियों को सब सोमाहुतियों के पदचात्‌ देना चाहिए, 
क्योंकि कोई विशेष निद्देश नहीं है ग्रौर प्रकृतिकाल आनुमानिक है । 
अ्रज्भविपर्यासों विना वचनादिति चेतू ॥४६॥ 
ब्राक्षेप--कोई निर्देश मं होने से भ्रज्ञों का विपर्यास--क्रम का बाघ होता है, 
यदि ऐसा कहो तो-- 
उत्कर्ष: संयोगात्कालमात्रमितरत्र ॥४७॥ 
समा०--संयोग होने से परिधि-प्रहरण का उत्कर्ष न्याय है, अन्य स्थान पर तो 
केवल कालमात्र का बोध है। 
प्रकृतिकालासत्ते: दस्त्रवतामिति चेत्‌ ॥४झ७ 
श्राक्षेप--श्रकृतिकाल की श्रासत्ति->समीपता होने से शस्त्रसोमों का ही 
उपरिष्टात्‌ प्रचार युक्त होता है, यदि ऐसा कहो तो-- 


११३-४] 


न श्रुतिप्रतिषेधात्‌ ॥४६॥ 
सम्मा०--श्रुति का बाध होने से उक्त कथन ठीक नहीं है । 
बिकारस्थान इति चेत्‌ ॥५०४ 
प्राक्षप--विकारस्थान (उक्थ्य) में प्रचार हो जाएगा, यदि ऐसा कहे तो-- 
न चोदनापृथकत्वात्‌ ॥५१॥ 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि सोमयाग और पश्ुप्रचार पृथक्‌-पृथक्‌ 
कमे हैं । 
उत्कर्षे सुक्‍्तवाकस्य न सोमदेजतानामुत्तकषं: पश्वनज्भत्वाचया 
निष्कर्षेडलल्वयः ॥५२॥॥ 
पृ ०---सूक्तवाक के उत्कर्ष में सोम देवताओं का उत्कर्ष नहीं होता, क्योंकि वे 
पशुयाग के भ्रज् नहीं हैं। जैसा कि पीर्णमासी देवताग्रों के निष्कष में ग्रमावास्या देवताप्रों 
का अनन्वय होता है। 
वाक्यसंयोगाद्वोत्कषं: समानतस्त्रत्वादर्थ लोपा इसस्वथः ॥५३॥ 
सि०--सबनीय पुरोडाश में जब अनुयाजों का उत्कषे होता है, तब संयोग होने से 
सूकतवाक में भी देवताओं का उत्कष होता है। समान तन्‍त्र और प्र्थलोप होने से भ्रनन्‍्वय 
होता है । 
॥ इति पूर्वमोम्रांसादशंंने एकादशाध्यायस्थ तृतीयः पादः ॥॥ 


चतुर्थ: पादः 


चोदनंकत्वाद्राजसूबेडनुक्तवेशकालानां ससवायात्तन्त्रमज्भानि ॥ १ 

पूर्व ०--एक ही प्रकार का विधान होने से राजसूय याग में जिन भ्रज्धों का देश 
प्रोर काल उक्त नहीं है, ऐसे भ्रज््रों का भ्रनुष्ठान तन्‍त्र से होगा, क्योंकि फल की उत्पत्ति में 
उतका समवाय--सम्बन्ध है। 

प्रत्रिदक्षिणं वा कतृसम्बन्धादिष्टिवदड्भूभूतत्वात्समुदायों हि तन्निवुत्या 
तदेकत्वादेकशब्दोपदेदः स्थात्‌ ॥२॥ 

सि०--दक्षिणा का भेद होने से प्रत्येक दक्षिणा के साथ कर्ता का सम्बन्ध होता 
है, क्योंकि इत कर्मों में दक्षिणा-भेद श्रूयमाण है, श्रतः इष्टि के समान कर्त्ता के भेद से 
प्रज़भेद होता है । फल की उत्पत्ति होने से समुदाय विवक्षित होता है, ग्रत: उसका एक 
शब्द से उपदेश किया गया है । 

तथा चास्याथ्थ दर्शनम्‌ ॥३॥ 

और, भ्रन्य श्रमाणों से भी यही बात सिद्ध होती है कि राजसूययज्ञ के भ्ड्धों का 

ध्रतुष्ठान भेद से होगा, तन्‍्त्रभाव से नहीं । 
अनियमः स्यादिति चेत्‌ एढ॥ 
ग्राक्षेप--प्रत्येक दक्षिणा के साथ कर्ता का नियम नहीं है, यदि ऐसा कहो तौ-- 


मीमांसादर नम [शश४ 


न्ोपदिष्टत्वात्‌ ॥५॥॥ 
समा०-- उक्त कथन ठीक नहीं, क्योकि समुदाय के लिए एक ही ऋत्विज के 
बवरण करने का विधान है। 
लाघवातिपत्तिदच ॥६॥ 
और, ऋत्विक्‌ का एक ही बार वरण करने से कार्य में लाघव--स्रलता भी 
झाती है। 
प्रयोजनकत्वात्‌ ॥७॥॥ 
प्रयोजन एक होने से भी एक ही बार ऋत्विक्‌ू का वरण होना उचित है। 
विशेषार्था पुनः क्ुत्रि: ॥८॥ 
पुन: श्रुति (दोबारा कहना ) विशेष श्र्य को दिखलाने के लिए है। 
अ्रवेष्टो चेकतन्त्रयं स्थाल्लिज्भवर्शनात्‌ ॥६॥॥ 
पूर्व ०--प्रवेष्टि नामक दृष्टि में तन्त्रभाव होता है, क्योंकि ऐसे प्रमाण उपलब्ध 


होते हैं। 
बचनात्कामसंयोगेन ॥१०॥॥ 
सि०--साक्षात्‌ वचन (आदेश ) होते से तथा कामना के साथ सम्बन्ध (११.४.२) 
कथित होने से अवेष्टि में तन्त्रभाव नहीं है + वे श्रलग-प्रलग करने होते हैं । 
कत्वार्थायामिति चेनन वर्णसंयोगात्‌ ॥११॥ 
यह इष्टि ऋत्वर्थ है, यदि ऐसा कहो तो--यह ठीक नहीं, ब्राह्मण प्रादि वर्णों का 
संयोग होने से । (राजसूय तो क्षत्रिय ही कर सकता है, परन्तु अवेष्टि को तीनों वर्णंवाले 
कर सकते हैं।) 
पवसानहविष्वेकतल्त्यं प्रयोगवचनेकत्वात्‌ ॥१२॥ 
पूर्व ०--पवमान हृवियों में एकतन्त्रता है, प्रयोगवचनत एक होते से । 
लिज्ठदर्शनाच्च ॥१३।॥ 
और, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी यही सिद्ध होता है । 
बचनात्तु तस्त्रभेवः स्थात्‌ 0१४१ 
सि०--वचन से तन्त्रभेद होता है। (प्रग्त्याघान में जो तीन पवमान श्राहुतियाँ 
देनी होती हैं, उन्हें श्रलग-प्रलग ही देना चाहिए ।) 
सहत्वे नित्यानुवादः स्थात्‌ ॥१४॥॥ 
सहत्व में नित्यानुवाद होता है। 
हाइब्ाहे तत्मकृतित्वादेकंकमहरपवृज्येत कर्मपृथक्त्वात्‌ ११६४ 
पूर्व ०--हादशाह नामक याग में ज्योतिष्टोमरूप प्रकृति के घर्म कर्तव्य होने से 
एक-एक कर्म दीक्षा भ्ौर उपसद सहित प्रति श्रह (दिन) समाप्त होता है, प्रत्येक कर्म 
भिल्‍न होते से । 
श्रह्नां वा श्रुतिभुतत्वात्तत्र साज्भ कियते यथा माध्यन्दिते ॥१७॥॥ 
झथवा, झहों (दिनों) की द्वादश --बा रह संख्या प्रत्यक्ष श्रुत होने से प्रत्येक प्रघान॑ 
याग प्ज्ों सहित किया जाना चाहिए, माध्यन्दिन के समान । 


शत] व्ट्प 


झपि वा फलकतु सस्बन्धात्‌ सह प्रयोग: स्यादाग्नेयाग्नीषोमीयवत्‌ । १८॥ 
श्रथवा, श्रद्धों का सह-प्रयोग है, फल भौर कर्त्ता का सम्बन्ध होने से, भ्राग्नेय 
और झग्नीषोमीय याग की भाँति । 
साज़कालशुतित्वाद्य स्वस्थानां विकारः स्यात्‌ ॥१९॥॥ 
सि०--अज्ञों (दीक्षा, उपसद्‌) सहित प्रधानों की कालश्रुति होने से स्वस्थान 
की वृद्धि है, स्वस्थानों का विकार होता है। 
तदपेक्ष॑ च द्वादशात्वम्‌ ॥२०७४ 
द्वादश (बारह) संख्या उन (दीक्षा, उपसद्‌ भ्ौर सुत्या ) की भ्रप्रेक्षा से है। 
दोक्षोपसदां चर संख्या प्रथक्‌ प्रयक्‌ प्रत्यक्षसंपोगात्‌ ॥२ १॥॥ 
दीक्षा भौर उपसद्‌ की संख्या श्र॒लग -अलग है, प्रत्यक्ष संयोग होने से 
बततोवरीपर्ष न्तानि पूर्वाणि तन्‍्त्रसन्‍्यकालत्वादवभुयादीन्युत्तराणि 
दीक्षाविसर्गार्थत्वात्‌ २२४ 
इस प्रकार “वसतीवरी' पयेन्त पुर्वेवन्त्र है, स्वकाल में विहित होने से प्रोर भवभूथ 
भादि उत्त रतन्त्र हैं दीक्षा-विसगग के लिए होने से । 
तथा चान्याय॑ दर्शनम्‌ ॥२३॥॥ 
दीक्षा, प्क्क और उपसद्‌ के साथ द्वादश का सम्बन्ध होने से भ्रन्या्यंदरशन भी 
उपपन्‍न्न हो जाता है । 
चोदनापृथकत्वे त्वेकतन्‍्त्यं समवेतानां कालसंयोगात्‌ "२४॥ 
आस्नेय प्ौर झग्नीषोमीय याग में पृथक्‌-पृथक्‌ विधान होने पर भी भज्ों-सहित 
प्रधान की एकतन्त्रता है, एक काल का संयोग होने से । 
भेदस्तु तद्भेदात्कर्मं भेदे प्रयोगे स्थात्तेषां प्रधानशब्दत्वात्‌ ॥२५॥ 
भ्रघानकाल का भेद होने से उन-उन प्रघानों के प्रयोग में प्रद्ों का भी मेद होता 
है, उनके प्रधानविधि से विधेय होने के कारण । 
तथा चान्यायंदशंनम्‌ ॥२६॥। 
इस प्रकार से पत्नीसंयाजान्त श्रहों का अ्रन्याथंद्शंन भी उपपन्न होता है । 
इवःसुत्यावचन च तदत्‌ ॥२७७ 
हव:सुत्यावचनम्‌' यह लिझुवाक्य भी कर्मभेद में प्रमाण है। 
पह्वतिरेकइच ॥र८॥ 
और, पशु का भ्तिरेक (प्रन्तर) भी कर्ममेद को सूचित करता है। 
सुत्याविवुद्धो सुब्नह्मण्यायां सर्वेबामुपलक्षणं प्रकृत्यन्वयादाबाहुनवत्‌ ॥ २शवा 
पूर्षे “--सुत्या-विवृद्धि में सुब्रह्मप्य- इन्द्र का झ्राह्वात सब दिवसों का उपलक्षण 
है। ज्योतिष्दोमरूप प्रकृति में चतुरादि संख्या का प्रह्ल में श्र्वय होने से श्रावाहनवत्‌ 
(भैसे प्रास्तेययाग में भ्राह्वान की प्रार्वृत्ति है, वैसे ही यहाँ भी है )। 
प्रपि वेलाभिधानत्वात्सक्त्स्पादुपलक्षणं कालस्य लक्षणायंत्वादृविभागाच्च ॥३ था 
स्ि०--मअन्त्र इन्द्रवाचक होने से उसका प्रयोग एक ही बार करना चाहिए धभौर 


<्टद मीमांसाददनम्‌ [(ह४ 


कालवाचक चतुर-प्रह भ्रादि दाब्द लक्षणाथे होने तथा विभाग न होने से अविकार से प्रयोग 
होता है । 
पश्ुगण कुम्भीशूलवपाञ्रपणीनां प्रभुत्वात्तन्वभाव: स्थात्‌ ध३ श॥ 
प्राजापत्य पशुयाग में कुम्भी, छूल झोर वपाश्रप्णी का प्र मुत्व (कार्यक्षमत्व) होचे 
से तन्त्रभाव होता है । 


भेवस्तु सन्देहाद्वेबतान्तरे स्पात्‌ ॥३ ४२ 
पूर्व ०---भिन्न-भिन्‍न देवताओं के कारण सन्देह होने ४ अलभ-५ 
चाहिएँ । 


गए पात्र होने 


प्र्थाहा लिज्कर्म स्मात्‌ ॥३३॥ 

सि०--सह-प्रयोग होने से भेद नहीं होता भौर एक ही पात्र होने पर उसपर 

चिह्न लगा देना चाहिए। 
श्रयाज्यत्वाहसानां भेद: स्पात्स्वयाज्याप्रदालत्वात्‌ ॥३४॥ 

पूर्व ०--स्निग्ध द्रव्य से ऋग्विशेष-प्त्रों का उच्चारण करके होस करने के कारथ 

कुम्भीरूप पात्र के भेद बिना अ्रयाज्य होने से भेद है (पृथकू-पृथक्‌ पात्र होने चाहिएँ) । 
प्रषि वा प्रतिपत्तित्वात्तन्त्र स्यात्‌ स्वत्वस्पाणुतिभुतत्वात्‌ ॥३४॥ 

सि०--प्रतिपत्ति रूप कमे होने से तन्त्ररूप ही कुम्भीपात्र है। 'रव' सम्बन्धी कोई 

श्रुति नहीं है | स्वयाज्य भ्रघं-ऋचा के श्रन्त में होतव्य है, इसके लिए कोई भी श्रुति नहीं 


है। 


सकृदिति चेत्‌ ॥॥३६॥ 
झ्राक्षेप--यदि 'स्व' श्रुति नहीं है, 'तो एक ही बार' ऐसा बोलना अयुक्‍त है, यदि 
ऐसा कहो तो-- 
न कालभेदात््‌ ॥३७॥ 
समा०--उकक्‍्त कथन ठीक नहीं, काल का गेंद होने से । 
जात्यन्तरेषु भेदः पक्तिवेषस्यात्‌ ॥३८४ 
भिन्‍न-मिनन द्रव्यों के पाक में पात्रों का मेद होगा, क्योंकि सबके पकने का समय 
झलग-भ्रलग है। 
चुद्धिदर्शनान्‍्च ॥३६॥ 
पात्रों की वृद्धि (अलग-अलग पात्र) होने के प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं । 
कपालानि च फुम्भीवत्तुल्यसंख्यानाम्‌ ॥४०॥१ 
समान संख्यावाले पुरोडाझों के कपाल तन्त्र हैं, जैसे प्राजापत्यों में कुम्भीतच्तर 


होता है। 
प्रतिग्रघान वा प्रकृतिवत्‌ ४ शा 
सि०--अत्येक पुरोडाश के लिए भ्र॒लग-ध्॒लग कपाल होना चाहिए, प्रकृति के 
समान । 


१श४] ८८७ 


सर्वेषां चाभिप्रथन स्पात्‌ ॥४२॥ 

तन्त्रभाव होने पर सब कपालों में पुरोडाश का प्रमिप्रथव (फैलाना) अ्रसम्भव 

होने से पात्रों का मेद होता है। 
एकद्रव्ये संस्काराणां व्या्यातमेककर्सत्वस्‌ ४ ३॥॥ 

श्लीहि आदि एक द्रव्य में अवहनन (कूटना) आदि संस्कार का एक कमंत्व कह 
दिया गया है ! जहाँ मन्त्र का श्र्थे भिन्‍्न-भिन्‍न होता है, वहाँ उसकी श्रावृत्ति होती है और 
जहाँ अन्‍्त्रार्थ एक ही है, वहाँ श्रावृत्ति निरर्थक है। 

द्व्यान्तरे क्तार्थत्वा्तस्य पुनः प्रयोगान्मन्‍्त्रस्य च तद्गुणत्वात्‌ पुनः प्रयोग: 
स्वात्तदर्थेन विधानात्‌ ॥४४॥ 

राजसूयवाली नाना बीज-इष्टि में द्रव्य प्रलग-पलग होने से मन्त्र भी अलग-प्रलग 
पढ़े जाएँगे । प्रथम बीज में मन्त्र के कृतार्थ हो जाने से उसका पुनः प्रयोग होगा। अतिदेश- 
ज्ञास्त्र से विधात होने के कारण तथा तद्ग्रुणत्व होने से मन्त्र का पुनः-पुनः प्रयोग होगा। 

निर्वेरणलदणस्तरणाज्यप्रहणेषु च एकद्रव्यवठायोजनंकत्वात्‌ ॥५४५॥ 

पूर्व ०--दर्शपौर्णमास में निर्वेषण (चार मुट्ठी अन्न निकालना ), लवण (बहिं को 
काटना) , आस्तरण (पौलाता) और भ्राज्यग्रहण (घी निकालने) में द्रव्य के समान तथा 
एक प्रयोजव होने से एक बार मन्त्रपाठ होना चाहिए | 

द्रव्यान्तरवद्ा स्थात्तत्संस्कारात्‌ ॥४६॥ 

सि०--भिन्‍न-भिन्‍न बीज के श्रवहनन के समान संस्कायं द्रव्य में भेद होने से सन्‍्त्रों 

की आवृत्ति होती है, अर्थात्‌ उपर्युवत चारों कर्मों में सन्‍्त्र बार-बार पढ़े जाएंगे । 
चेदिश्रोक्षणे सन्‍्तराम्यासः कर्मणः घुनः प्रयोगात्‌ ॥४७॥ 

पूर्व ०--बेदि के भ्रक्षालन में मन्त्र की झावुत्ति होनी चाहिए, कर्म के पुनः-पुनः 

होते से । 


एकस्य वा ब्रुणविषिद्रे व्येकत्वात्तस्भात्सकृत्प्रयोग: स्थात्‌ ध४ वा 
सि०--बेदि का तीन बार प्रक्षालन (घोनो) गोण विधि है, भ्रतः मन्त्र एक ही 
बार पढ़ा जाएगा, क्योंकि वेदिरूप द्रव्य एक ही है। 
कण्ड्यणे प्रत्यज्भ कर्ममेदात्‌ स्यात्‌ ॥४&॥॥ 
पूर्व ०--अज्ों के खुजाने में मन्त्र की झावृत्ति होवी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक भ्रज्ध 
को खुजाता एक भिन्‍न कर्म है। 
श्रपि व चोदने ककालमेककरम्यें स्थात्‌ ॥४०॥ 
सि०--अज्भ खुजाने का मन्त्र एक ही बार पढ़ा जाएगा, विधिकाल एक होने से 
यह एक ही कर्म है। 
स्वप्ननदीतरणाभिवणामरेष्यप्रतिमन्त्रणेषु चेक्म्‌ ॥५१॥ 
इसी प्रकार स्वप्न, नदीतरण, अ्रभिवर्षण तथा भ्रमेष्य दर्शन में मन्त्र की अनावृत्ति 
है, गन्त्रपाठ एक ही बार होगा। 
प्रयाणे त्वायंनिवृत्तेः ॥५२॥ 
दीक्षित मनुष्य के कहीं प्रस्थान करने पर मन्त्र एक ही बार बोला जाएगा । 


८८८ - मीमांसादर्द्ननम्‌ [११४ 


उपरवमन्त्रस्तन्त्रं स्याल्लोकबत्‌ बहुवचनात्‌ ॥५३॥३ 
पूर्व ०--उपरव (गढ़ा खोदने का) मन्त्र तन्त्रभाव से पढ़ा जाएगा, लौकिक व्यव- 
हार के समान, बहुवचन होने के कारण। 
न सन्निपातित्वादसन्निपातिकर्ंणां विश्वेषग्रहणे कालेकत्वात्सकृत्‌ वचनम्‌ ॥५४७ 
सि०--तन्त्रभाव नहीं होगा । प्रत्येक गढ़े को खोदते हुए मन्त्र बार-बार पढ़ना 
होगा। उपरवमन्त्र श्रनुष्ठेय क्रिया में सीधा सहायक है। जो कर्म क्रिया में सीधे सहायक 
नहीं होते वहीं तन्त्र भाव से कर्म होता है, काल की एकता होने के कारण | 
ह॒विष्कृदध्रिगुपुरोध्चुवाबयासनोतस्यावृत्ति: कालमेदात्स्यात्‌ ॥५५॥ 
ह॒विष्कृत, अ्रप्निगु-प्रैष, पुरोनुवावया भोर मनोता मन्त्रों की भी आवृत्ति होती, है, 
काल का भेद होने से । 
अश्निगोइच विपर्यासात्‌ ॥५६॥ 
और, भ्रप्निगु-प्रैष के मन्‍्त्रों की तो विपर्यास के कारण भी झावृत्ति होती है। 
करिष्यद्वचनात्‌ "५णज॥ 
“करिष्यत्‌” (झारभध्वम्‌) इस वचन से भी अ्निगु-प्रैष की भावृत्ति सिद्ध 
होती है। 
॥ इतिपूर्वसोमांसादर्शने एकादशाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ॥ 
0 इति एकादश्लोईध्यायः ॥॥ 


द्वादशोश्ट्यायः 


प्रथम: पादः 


ग्यारहवें भ्रष्याय में तन्‍त्र का वर्णेन हुआ । अब बारहवें भ्रष्पाय में 'प्रसज्ञ का 
विवेचन होगा । एक स्थान पर किया गया कोई कार्य जब प्रन्य स्थान पर भी लाभदायक 
होता है (जैसे एक घर में जलाया हुआ दीपक जब बाहर सड़क पर भी प्रकाश करता है) 
तब उसे 'प्रसज्भ' कहते हैं । 
तन्त्रिसमवाये चोदनातः समानासेकतन्त्रत्वमतुल्येषु तु भेदः स्थात्‌ 
विधिप्रक्रमतादर्थ्यात्तादरष्यं भुतिकालनिर्देशात्‌ १७ 
प्रधान तन्‍्त्रों के समवाय में एक देश, काल, कतुत्व होने पर विधिवाक्य से 
निदिष्टों का एक तनन्‍त्र होता है भोर जो विभिन्‍न विधिबोधित कर्म हैं, वहाँ मेद होता है, 
कयोंकि श्रुति से प्रयोगारम्भ काल के मेद का निर्देश होने से भज्जों के भ्रनुष्ठान का क्रम 
तादय्यं होता है। 
गुणकालविकाराच्च तन्त्रभेदः स्थात्‌ 0२७ 
गुण झौर काल का विकार होने से भी तम्त्रभेद होता है। 
सन्त्रमध्ये विधानाद्ा मुख्यतन्त्रेण सिद्धि: स्थात्तन्त्रायंस्ाविश्चिष्टत्वात्‌ ॥३॥ 
सि०--एक मन्त्र के मध्य में विधान होने से मुझ्य तन्त्र द्वारा सबकी सिद्धि हो 
जाती है, क्योंकि भ्र्थ की प्रविशिष्टता होती है। 
विकाराज्च न सेव: स्पादर्थस्थाविकृतत्वात्‌ ॥४॥ 
और, अ्रज्भुजनित उपकार के झ्विकृत होने से विकार के कारण भी मेद नहीं 


होगा । 
एक्रेयां चाशक्यत्वात्‌ ॥५6 
तथा, कुछ भज़्ों में मेद होने से भ्रनुष्ठान हो ही नहीं सकता । 
एकाम्निवक््च दर्शनस्‌ ३१६७ 
झोर, पशु तथा पुरोडात्न का एकाग्निवत्‌ दक्षंन भी होता है। 
जैमिनेः परतन्त्रत्वापत्तेः स्वतन्त्रप्रतिषेषः स्थात्‌ ॥७॥ 
झाचाये जैमिनि के मत में परतल्त्रापत्ति (पर-तन्त्र की प्राप्ति होने) से स्वतन्त्र 
का प्रतिषेध होता है। (पाशुकतन्त्र पर-तन्त्र है, भ्रतः पशुपुरोडाध्य में दो भ्राहुतियाँ देनी 
चाहिएँ ।) 


८९० मौमांसादर्शनस्‌ [६२१ 


नानार्थस्वात्सोमे दक्षपूर्ण मासप्र कृतोनां बेदिकर्स स्थात्‌ 0७७ 
पूवं०--सोमयाग यें जिसकी प्रकृति दर्शपोर्ण मास है, उसके लिए अलग वेदि बस- 
बानी चाहिए, भिन्‍न-फल होने से। 
अश्रकर्म वा कृतदूषा स्पात्‌ ॥&॥ 
सि०--भ्रलग वेदि नहीं बनवानी चाहिए। ग्रलग वेदि बनवाने से सौरिक वेदि 
हूषित हो जाएगी। 
पाश्नेषु च ब्रसज़ूः स्पाद्धोमार्थत्वात्‌ ॥१०७ 
पूर्व ०--होम के ग्रह-चसस आदि पात्रों में 'प्रसजभ' से कार्य होना चाहिए, क्योंकि 
वे पान्न होम के लिए ही होते हैं। 
न्याय्यानि वा प्रपुक्तत्वादप्रयुक्‍्ते प्रसड़ः स्थात्‌ ॥११॥ 
सि०--दशंपौर्णमास के पात्रों का ज्योतिष्टोम में प्रयोग उचित है, क्योंकि वे 
पहले से ही प्रयोग में विद्यमान थे। उनका प्रयोग न होने पर ही वे प्रसज्ज से प्रयुवत हो 
सकते हैं ॥ 
झामित्रे च पशुपुरोडाशों न स्पादितरस्य प्रयुवतत्वात्‌ ॥१२९॥ 
शमित्र अग्ति में पशु-पुरोडाद्य का पाक नहीं होता, क्योंकि उसके लिए दाला- 
मुख्य [गराहँपत्य) भ्रग्नि पहले ही तैयार होती है । 
अ्रपणं घाउग्निहोस्थ दालामुणीये न स्पात्माजहितस्थ विद्ययानत्वात्‌ ॥१ शा 
तथा, भ्रश्होत्र हविष्‌ का पाक शालामुखी श्रग्नि में नहीं होगा, क्योंकि प्राज- 
हित (गाहंपत्य) प्रग्ति पहले से ही विद्यमान है । 
हविर्षाने निर्वेपणार्य साघयेतां प्रयुकतत्वात्‌ ॥१४॥ 
पूर्व ०--सोम के आधारमूत दो हविर्धानों (शकटों) से ही पुरोडाश का पाक 
करना चाहिए, क्योंकि वे निर्वाप के लिए हो हैं ग्रोर पहले से ही प्रयुक्त हैं । 
प्रप्रसिद्धिवाष्न्यदेदत्वास्मघानवेगुण्याददेगुण्पे प्रसज़ः स्थात्‌ ॥१४४ 
सि०--हेविर्धान नामक छ्कट में निर्वाप साधन की असिद्धि है, स्थान भिन्‍त होने 
से श्रौर प्रधान में वेगुण्य श्राने के कारण। विगुणता त होवे पर ही उनका 'प्रसज्भ से 
प्रयोग हो सकता है। 
झनसां च॒ द्वनात्‌ ॥ १६॥ 
और, “अनसाम्‌' (छाकट) में बहुवचन होने से भी यही सिद्ध होता है कि (इन 
दोनों श्कटों के प्रतिरिक्त) शकट होना चाहिए। 
तथुक्‍त च्‌ फालभेवात्‌ ॥१७३ 
और, प्रायणीय झादि इष्टियों में दीक्षा-जागरण भलग्र-अलग होना चाहिए, 
क्योंकि वहाँ कालमेद है। 
अन्त्राइच सस्निपातित्वात्‌ ॥ १८७ 
तथा, वरुणप्रधास याग में दक्षिण-विहार में प्रतिप्रस्थाता को मन्त्र श्रलग-प्रलय 
बोलने चाहिएं, क्योंकि वे समीप में उपकारक हैं॥ 


१२११] ८९१ 


घारणारपत्वात्सोमे5्न्यन्बाघानं न विच्यते ॥१६॥ 
सोम सम्बन्धी दीक्षणीय भ्रादि में झग्ति-अन्वाघान नहीं होता, क्योंकि प्रस््याघान 
समाप्तिपयेल्त घारण के लिए होता है। 
तथा ब्नतमुपेतत्वात्‌ ॥२०११ 
उसी प्रकार सोमयाग में प्रायणीय भ्रादि इष्टियों में दर्शपोणंमास सम्बन्धी ब्रत 
भी नहीं लेने पड़ते, क्योंकि वे तो पहले ही लिए हुए होते हैं । 
विश्रतिषेषाच्च ॥२ शा 
और, विप्रतिषेध होने से भी त्रत घारण करने की श्रावदयकता नहीं होती ॥ 
सत्यवदिति चेत्‌ ॥२२॥ 
आ्राक्षेप--सत्य बोलना ग्रत की भांति होता है, यदि ऐसा कहो तो-- 
च्‌ संयोगपुषकत्वात्‌ ॥२३॥ 
समा०--उक्‍्त कथन ठीक नहीं, संयोग में भेद होने से । 
प्रहार्थ च॒ पु्द॑सिष्टेस्तद्यत्वात्‌ ॥ २४॥ 
भर देवता परिग्रह के लिए भ्रग्नि-प्रन्वाघान की प्रावश्यकता नहीं है, क्योंकि 
दीक्षणीय ! ॥ के लिए है । 
शेषबदिति चेत्‌ ॥२५॥ 
झाक्षेप--भज़ू-देवता के लिए ऐष्टिक-प्न्वाघान होता है, यदि ऐसा कहो तो-- 
न बेश्वदेबो हि॥२६॥ 
समा०--उवत कथन ठीक नहीं, क्योंकि ब॑श्वदेव पद समग्र देवता के लिए प्रयुक्त 
होने पे प्रज्भदेवता भी उसी में श्रा जाता है। 
स्थाइब्यपदेशात्‌ ॥२७७ 
आक्षेप--ऐष्टिक प्रन्वाघान करना चाहिए, क्योंकि उनका भेद से कथन किया 
जया है। 
न गुणा्ेत्वात्‌ ॥२८॥ 
समा०---उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वह वर्णन तो केवल स्तुति के लिए है। 
सनन्‍नहस्च वृत्तत्वात्‌ ॥२६७ 
पतललीसंनहन (यजमान पत्नी को वस्त्र पहनाना ) भी नहीं करना चाहिए, क्यौंकि 
बह पहले ही हो चुका है, प्रतः यहाँ भी 'प्रसज्भ' लागू होगा। 
प्रन्यविधानादारष्पभोजन न स्यादुभय हि वृत्यथंम्‌ ॥३०॥ 
दर्शापोर्णमास में ध्रण्य (वन की वस्तुप्रों का) भोजन भोर सोमयाग में ब्राह्मण 
को पयोत्रत--ये दोनों ही जीवन धारण के लिए होते हैं, प्रतः भ्रन्य विधान होने के कारण 
क्षरण्य भोजन नहीं करना चाहिए, विधिवाक्य से प्राप्त होने पर भी । 
ज्षेषभक्षास्तथेति चेन्‍्नान्याथंत्वात्‌ ॥३श।॥ 
इडा-मक्ष धादि की भी उसी प्रकार निवृत्ति होनी चाहिए, यदि ऐसा कहो त्तो 
हीक नहीं, वह तो होगा, क्योंकि उप्र भक्षण का उद्देश्य भिन्‍न है, वह वृत्यर्थ -"जीवन-घारण 
कै लिए नहीं होता । 


८९२ मीमांसादश्शतम्‌ [१रा१ 


भृतत्वाच्च परिक्रय: ॥३२॥ 
और, दक्षंपूर्णमास में भन्वाहाये दक्षिणा भी नहीं होती चाहिए, क्योंकि उतका 
परिक्रय पहले ही कर लिया गया है। हे 
शेषभक्षासस्तथैति चेत्‌ ॥३३॥ 
झाक्षेप--भन्‍्वाहाय की भाँति छ्षेपभक्ष की भी निवृत्ति है, यदि ऐसा कहो तो-- 
न कर्संघोगरातू ॥३४॥ 
समा ०--उवत कथन ठीक नहीं, कर्मवाचक द्वितीया विभक्ति का प्रयोग पाये जाने 
से शेषभक्ष होगा (परन्तु परिक्रय--पारिश्रमिक के रूप में नहीं) । 
प्रबुत्ततरणाठ्मतितन्त्रं बरणं होतुः क्रियेत ॥३५४५0 
कार्या रम्भ होने के पश्चात्‌ वरण होने से प्रत्येक इष्टि में होताश्ों का वरण होगा। 
ब्ह्मापोति चेत्‌ ॥३६॥ 
भ्राक्षेप--ब्रह्मा का भी प्रत्येक इष्टि में वरण होना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो-- 
न प्राड_ नियमात्तदर्थ हिं ॥३७॥ 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि ब्रह्म का वरण पहले होता है। वरण के 
पश्चात्‌ ब्रह्मा का फर्म होता है, वह कार्य ही है। 
निदिष्टस्येति चेतु ॥३८७ 
प्राक्षेप-- ब्रह्मा के द्वारा भ्रमावास्या से पहले दिन वेदि बताने का निर्देश है, प्रतः 
ब्रह्म भी प्रवृत्त (कार्यो रम्भ के पक्चात्‌) वरण होता है, यदि ऐसा कहो तो-- 
नाश्रुतत्वात्‌ 0३६॥ 
सभा०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योकि परिग्रह का विधान श्रुत नहीं है । 
होतुस्तयेति चेत्‌ ४०७ 
प्राक्षेप--वरण से पूर्द॑ ब्रह्मा की भांति होता का भी कोई कार्य नहीं होता है, यदि 
ऐसा कहो तो-- 
न कर्मसंयोगएत्‌ 0४ १॥॥ 
समा०--उनत कथन ठीक नहीं, क्‍योंकि वरण से पूर्व होता का सामिघेनीय कमे 
से संयोग होता है । 
यज्ञोत्पत्त्युपदेशे निष्ठितकर्मप्रयोगभेदात्प्रतितस्त्रं कियेत ॥४२॥ 
पूर्व ०--प्रातिथ्या इष्टि में जो श्रोक्षण झ्ादि कर्म किये जाते हैं, वे भिच्न प्रयोजन 
होने पे प्रत्येक प्रयोग में ग्रलग-भलग करने चाहिएँ । 
न था छतत्वात्तदुपवेदों हिं ॥४३॥ 
सि०--नहीं, प्रतिश्रयोग श्रावृत्ति नहीं होगी, क्योंकि वे प्रोक्षण प्रादि तो पहले ही 
किये जा चुके हैं। यह भी उपदेश है कि भातिथ्या के लिए काटा हुशा बहिं उपसदों झोर 
झग्नीषोमियों में भी काम झाता है। 
देशपुथकरवान्सस्त्रोउस्यावर्तते ४४४॥ 
देक्ष-पृथकत्व (भिन्न-भिन्न देश) होते से मन्त्र की बार-बार आवृत्ति करनी 


चाहिए। 


रशाशतर]ु ८९३ 


सनन्‍नहनहरणे तथेति चेतू ॥॥४५॥॥ 

प्राक्षेप--सन्‍्नहन (बहि को बाँघने) भोर हरण (बहिं को एक स्थान से दूसरे 

स्थान पर लेजाने ) से मन्‍्त्रों की प्लावृत्ति करनी चाहिए, यदि ऐसा कहो तो-- 
नान्यायंत्वात्‌ ४६) 

समा०--उक्त कथन ठीक नहीं । इस मनन्‍्त्रों के पाठ श्रलय-प्लग नहीं होंगे । इनमें 
ध्रसजू” नियम लागू होगा, क्योंकि स्तरण कर्म तो अलग-अलग हैं, परन्तु सन्‍नहन भौर 
हरण तो साभे की चीज हैं । 

॥ इति पूर्वमीसांसादर्शने दाइझाध्यास्य प्रथम; पादः ॥ 


हितीयः पादः 


बिहारो लौकिकानामर्थ साध्येत्‌ प्रभुत्वात्‌ ॥१श 
पू्ं ०--विहार (गाहेपत्य, दक्षिणाग्नि श्रौर प्राहवनीय ) प्रस्नि.लौकिक कर्मों को 
भी सिद्ध कर सकती है, क्योंकि उसमें सामथथ्यं है। 
मांसपाकप्रतिषेषदच तदत्‌ ॥२॥ 
उसो भ्रम्माण से विहार-अरित में मांस पकाने का भी निषेध है। लौकिक पाक में ही 
मांस का प्रसद्भ है, वैदिक कर्मों में नहों। 
निर्देशाद्वा वैदिकानां स्यात्‌ ॥३॥ 
स्ति०--विहार-भ्रिनियों में केवल वैदिक कर्म ही करने चाहिएँ, लौकिक कर्म नहीं । 
आरम्भ में ही यह निर्देश दे दिया जाता है कि ये भग्नियाँ केवल यज्ञ के लिए हैँ। 
सति चोपासनस्य द्बनातु ॥४॥ 
विहार-भगिनि के विद्यमान होने पर भी 'प्रोपासन' प्रग्ति का भी दर्शन होता है। 
इससे यह भी लिद्ध है कि विहार-प्रश्नि लौकिक कर्मों के लिए नहीं है, यज्ञ के लिए ही है। 
अभावदर्शताज्व ॥५॥। 
मांस आदि पवित्र वस्तुओं का विहार-अ्रग्नियों में भ्रभाव दर्शन होने से भी यही 
सिद्ध होता है कि ये भ्रग्नियाँ लौकिक कर्मों के लिए नहीं हैं। 
सांसपाको विहितप्रतिषेषः स्थाद्‌ वाउ्हुतिसंयोगात्‌ ॥६॥ 
अ्रथवा, यज्ञ' के साथ सम्बन्ध होने के कारण जिद्ठा के स्वाद के लिए मांसपाक 
का सछत विरोध है। 
बाकयशेषों वा दक्षिणास्मिन्तारस्यविधानस्य ॥७॥ 
अथवा, यह “दक्षिणास्मिन्‌' इस श्रतारम्भ विघान का वावयश्ेष है। 


१. यज्ञ एक ऐसा कर्म है जिसमें मनुष्य ही नहीं प्राणिमात्र का भी उपकार होता 
है, भ्रत: जिल्ना के स्वाद के लिए पशुश्रों को मारकर पकाना यज्ञ की भावना के स्वधा 
प्रतिकूल ही है । 


८९४ औमांसादर्शनम्‌ (श्शर 


सबनीये छिदापिधानार्थत्वात्‌ पुपुरोडाशों त स्थादन्येषासेवसर्यत्वात्‌ ॥८ा॥ 
पूर्व ०--सवमीय में पछुपुरोडाज्ष नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहू तो यज्ञ में होने- 
वाले दोषों को दूर करने के लिए होता है भर यह कार्य प्रन्य पुरोडाक्षों से सम्पन्न हो 
जाता है। 
क्रिया वा देवताथंत्वात्‌ हा 
सि०--पशुपुरोडाश करना चाहिए, क्योंकि वह वेवता के संस्कार के लिए 
होता है । 
लिडूदर्दालाज्च ॥॥१०॥॥ 
तथा, प्रदाणों के उपलब्ध होने से भी इसी श्र्थ को सिद्धि होती है। 
ह॒विष्कृत्सवनीयेष्‌ न स्पात्यकृतों शदि सर्वार्था पद्दूं प्रस्याहुता सा 
छुर्याहि मानत्वातू ४१ शा 
सवनीय पश्ुपुरोडाश्ष में हविष्कृत्‌ (हवि बनानेवाली ) का आह्वान नहीं होगा, 
क्योंकि वह पशुयाग में झाहृत थी। वहाँ विद्यमान होने से वह सब कार्य सम्पन्न कर देगी, 
बर्योकि प्रकृति में सब कार्यो के सस्पादन के लिए उसका आह्वान किया गया था । 
पशथ्चो तु संस्कृते विधानातातोय्सवर्निफेधु स्पास्पोम्यादिवन- 
योइ्चापवृबताथेत्वात्‌ श्र 
पूर्व ०--संस्क्ृत-पशु में हविष्कृत्‌ का विघान होने से तार्तीय-सवन के पुरोडाशों 
प्रोर सौस्यादिवनों में भेद होते से हविष्कृत्‌ का श्राह्मान होता है । उस समय में पराशुकी 
हविष्कतू कृताथ्थ होने से भ्रपवृक्त होती है । 
योगाहा यज्ञाय तद्विमोके विस: स्थात्‌ ४१३४७ 
सि०--तृतीय सवस के पुणोेडाझ में ह॒विष्कृत्‌ का भ्ाह्वान नहीं होता, क्योंकि 
ह॒बिष्कृत्‌ तो यज्ञ की समाप्ति तक वहाँ रहती है। ज्नत की समाप्ति के पश्चात्‌ ही उसका 
विभोक -- छूटका रा होता है । 
निश्ि यज्ञे प्राकृतस्याभ्रवृत्ति: स्पात्तत्यक्षशिष्टत्वात्‌ ॥१ढा। 
पूर्व ०--निश्चियज्ञ में अ्रमावास्या तन्‍्त्र की अवृत्तिनहीं होती, क्योंकि यह्‌ इष्टि 
प्रत्यक्षेश्िष्ट --उपदिष्ट है । 
कालवाक्यभेदादच तन्‍्तर्मेंदः स्थात्‌ ॥ १श॥ 
तथा, काल झ्रौर वाक्यमेंद से तन्त्रभेद होता है । 
वे्ुद्धननश्षतं विध्रतिषषात्तदेव स्थात्‌ १६॥ 
वेदि-खनत और प्रतग्रहण दर्ष ष्टि के समान ही होंगे, प्रत्यथा होने से विप्रतिषेंध -- 
बँग्ुण्यता हो जाएगी । 
तन्त्रमध्ये विधानाद्वा तत्तन्थ्रा सवनीयवत्‌ ॥१७॥॥ 
सि०--ठनन्‍्त्र के मध्य में विधान होने से काम्येष्टि दश्श-तन्तवाली है, सवनीय- 
पुरोडाण के समान | 
बगुष्यादिष्भावहिन साथयेदस्याधानं च यदि देवतार्थम्‌ ॥१८॥॥ 
विशिया में दर्शेष्टि के सभी कृत्य प्रसद्भू-नियम थे ल/गू होते हैं परन्तु इध्म प्रोर 


१२२] ८९५ 


बाहिं दोनों नये लाने होंगे तथा अरिनि-प्रन्याधान भी अलग से करना होगा, क्योंकि निश्चिवाग 
का देवता बलय है । 
आरस्भणीया विकृृतौ न स्पात्मक्तिकालसध्यत्वात्कृता पुनस्तदर्थेन ॥१६॥ 
पूर्वं०--आरम्मणीया इष्टि विक्ृति सौर्यादि में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह 
अक्ृतिभूत दर्शपोणमास के काल में पड़ती है, भ्रतः इसका पहले ही अनुष्ठान हो चुका है। 
इसे दोबारा करने की झ्रावश्यकता नहीं है | प्रथवा एक बार आ्ारम्भ-संयोग होने से वह 
एका रम्भ यावज्जीवन प्रयुवत होता है । 
स्याह फालस्पाशेषमूतत्वात्‌ २०॥ 
सि०--सौर्यादि विक्ृतियाग में ग्रारस्भणीया इष्टि करती चाहिए, क्योंकि विहित 
जो जीवनकाल है, वह प्रकृति का अद्भ नहीं है । 
प्रारम्भविभागाज्च ॥२ १४ 
और, श्रारम्भ का विभाग होने से भी विक्रृतियों में ग्रारम्भगीया इष्टि करनी 
चाहिए । 
विप्रतिषिद्धचर्माणां समवाये भूयसां स्थात्सधर्म त्वम्‌ २२७ 
पूर्व ०--जिन प्रधान यागों का घनुष्ठान एक साथ होता है, यदि उनके धर्मों में 
बिरोध हो तो उन्हीं घ॒र्मों का अनुष्ठाम होगा जिनका सबसे अ्रधिक यागों में सादृश्य 
होगा । 
सुरूयं वा पूर्बंचो दनाल्‍लोकवत्‌ ॥२३॥॥ 
सि०--प्रधानकर्म के धर्मों का प्रतुध्ठान होना चाहिए, लोकब्यवहार के समान, 
क्योंकि वह पूर्वेपठित है । 
तथा चास्यार्थदर्श नम ॥२४॥॥ 
तथा, ऐसा मानने पर भ्रच्य प्रमाण भी संगत हो जाते हैं। 
अ्रद्भयुणविरोधे चर तादर्थ्यात्‌ ॥२५४ 
ओर, जब प्रधान के धर्म तथा भ्रज्धभ के धर्म विरुद्ध हों तो ग्रनुष्ठान प्रवान के ही 
प्रतुकूल होगा, वर्योंकि अज्ध प्रबान के लिए ही होते हैं । 
परिविद्वं चर्थत्वादुभयघर्मा स्थात्‌ ॥२६॥॥ 
परिधि में दोनों (परिधि और यूप) के घर्मं घटित होते हैं, भ्रत: परिधि उम्रय ++ 
दौनों घर्मोवाली है। 


यौष्यस्तु विरोधे स्यान्पुख्यानन्तर्पात्‌ ॥२७॥॥ 
पुबें०--जहाँ परिधि श्रौर यूप के घर्मों में विरोध हो वहाँ यूप के पर्मो का 
प्रनुष्ठान करना चाहिए, क्योकि वह मुख्य के समीप है । 
इतरो वा तस्य तत्र बिघानात्‌ ॥२८॥। 
स्ि०--वस्तुत: परिधि के धर्मों का प्रनुष्ठान होगा, पशु-तियोजन (पशु को 
अधना) परिधि में विहित होचे से | 


८९६ मीमांसादशनम्‌ [श्शरूर 


उमयोइचाड्भसंघोगः ॥२९॥ 
और, दोनों पक्षों का भ्रद्भ के साथ सम्बन्ध है, भ्रतः परिधि के घ॒र्मों का 
अनुष्ठान होगा। 
पशुसवनीयेषु विकल्प: स्पाहैक्तइच्ेदुभयोरश्रुतिमृतत्वात्‌ ॥३ ०ा 
पूर्व ०--सवनीय पश्चु में झ्रोर सवनीय पुरोडाश में 'प्रसज्भ” से विकल्प होता है । 
दोनों में भ्रज्धों का श्रवण न होने से, वे भतिदेश से भ्राप्त होते हैं, भ्रतः विकल्प है। 
पाशुक बा तस्य वेशेषिकास्तानात्तदनर्य कं विकल्पे स्थात्‌ 0३ १॥ 
खि०--पशु-सम्बन्धी प्रयोग तनत्री है, विशेष आम्ताव--विघान होने से | विकल्प 
होते पर वह श्राम्तान निर्थंक हो जाएगा। 
पशोड्च विप्रकर्षस्तस्त्रमध्ये विधानात्‌ ४३२७ 
ओर, पशु के तन्‍्त्र का विप्रकर्ष होने से तन्‍्त्र के मध्य में पुरोडाशों का विघान युक्त 
होता है। सवनीय पशु भ्रौर सवनीय पुरोडाश्ष में मुख्य है पशु, भ्रतः उसी के धर्म असजुू 
नियम से पुरोडाश में भी लागू होंगे, विकल्प नहीं है। 
अ्रपूर्व च प्रकृतोी समानतन्त्रा चेदनित्यत्वावनर्थक हि स्यात्‌ ॥३३॥ 
जहाँ प्रकृति प्रौर विक्ृति के तन्‍त्र समान हों वहाँ विकृति के वन्त्र ही मानमे होंगे, 
क्योंकि नैमित्तिक इच्छा नित्यकर्म की इच्छा को बाँघ लेती है। 
अधिकछच गुणः साधारणे४विरोपात्कांस्पभोजिवदसुस्येडपि ३४॥ 
साधारण में कोई विरोध न होने पर मुख्य न हो तो भी प्रधिक गुण का ग्रहण 
करना चाहिए कांस्यभोजनवत्‌ (कांस्य-पात्र में भोजनब्रत पालनेवाले शिष्यादि के समान)! 
आप्रयण याग में केवल प्रसूनमय बहि का ही ग्रहण करना चाहिए। 
तत्प्रवृत्या तु तन्त्रस्य नियमः स्थाद्था पाशुक सूक्तवाफेन ॥३५॥ 
पूर्व ०-प्रसुन-वहि के नियग की प्रकृति होने से द्यावा-पूथिवी तस्त्र का नियम है, 
जंसे सुक्तवाक मन्त्र की प्रवृत्ति से पाशुक तन्‍त्र का नियम है। 
न वा5व्रोषात्‌ ॥३६७४ 
इतरेतर ह॒वियों से यह घ॒र्म भ्विरुद्ध है, श्रतः तन्त्र का नियम लागू नहीं 
होता । 
प्रशास्त्रलक्षणान्य ॥ ३७॥ 
प्रोर, झ्षास्त्र में भी ऐसा कोई विधात नहीं है, प्रतः तन्त्र का कोई नियम 
नहीं है। 


0 इति पूर्वीसांसादर्शने द्वादशाध्यायस्य द्वितीय: पादः श 
तृतीयः पादः 


विश्वजिति वत्सत्वडः नामघेयादित्तरथा तन्‍त्रमूयस्त्वादहतं स्थात्‌ ॥ शा 
पूर्व ०--विश्वजित्‌ नामक याग में वत्सत्वक्‌ पहनने का( विधान है, क्योंकि उसका 
साम कथन किया गया है। ग्रथवा अहन (दिनों) के भूयस्त्व--अधिंक होने से अतिदेश- 


६१२३] ४९७ 


शस्त्रद्वारा प्रहत (नये वस्त्र) की प्राप्ति है। यहाँ विकल्प नहीं होगा, नासबेय से प्राप्त 
बत्सत्वक्‌ (कोई बस्न्र-विशेष) ही पहनी जाएगी । 
प्रविरोधो बा उपरिवासो हि वत्सत्वक्‌ ॥२॥ 

सि०--दोनों में कोई विरोध न होदे से दोनों का समुच्चय होगा, न बाघ होगा' 
प्रौर न विकल्प । वत्सत्वक्‌ उपरिवस्त्र के रुथ में पहना जाएगा | 
तत्त्रतियमः स्थात्‌ 0३॥ 

पूर्व ०--नुनिर्वा प्य हविए्‌ में झहन-भूवस्त्व से पुरोडाश तन्त्र की प्रसक्ति होनी 
घाहिए । 

आागन्तुकादा स्वर्मा स्थात्‌ श्रृतिविशेषादितरस्य च मुल्यत्वात्‌ ॥४0 

सि०--श्रृतिविशेष से पनुविर्वाष्य दरानन्‍्तुक (गौण) होते हैं। पछुपुरोडादय मुख्य 
है, ध्तः प्ुपुरोडाक्ष के ही तन्‍्त्र का पनुष्ठान करना चाहिए । 

स्वस्थानत्वाच्च ह भा 
पभौर, पश्ुएरोदाश स्वस्थान में होने से भी पशुपुरोडाश का वन्‍्न करना 


चाहिए। 


स्विष्टष्ृ्छूटयासनेत्ति चेतू 0६४ 
झाक्षेप--स्विष्टक्ृत्‌ का श्रवण होने से पुरोडाक्ष को तस्त्र गाव नहीं हो सकता,यदि 
ऐसा कहो तो- 
विकार: पदमानवत्‌ ॥छछ8 
समा०--उबत कथन ठीक नहीं । दचन से विद्धार हो जाएगा | प्रभावकूष ग्रुण- 
बिघान के समान प्रकृति में भी युण-विघान है । 
झ्रविक्तारों वा प्रकृतिवच्चोदनां प्रति भयवाच्च पा 
प्रथवा, यहाँ विकार का विधान नहीं है, प्रकृतिवत्‌ झतिदेश होने से भ्रस्विष्ट- 
हत्वाला वचन करना चाहिए । चोदना-- विधान के प्रति भाव होने से स्विष्टकृतू 
धचन है। 
एककर्म॑णि शिष्टत्वा द॒गुणानां सर्वेकर्म स्पात्‌ ॥धत 
एक कर्म --यज्ञ में प्रनेक गुणों का दिंघान होने पर सद गुणों का समुज्चय होगा 
भाहिंए । 
एकार्यस्तु सिकल्पेरन्‌ समुच्चये हमावृत्ति: स्यात्यघानस्थ ॥१०॥६ 
यदि सारे गुणों का प्रयोजन एक हो तो गुणों का विकल्प होगा, क्योंकि समुच्चय 
भागने, पर प्रधात कर्म की आवृत्ति माननी पड़ेगी। 
अ्रम्यस्येताय्थवत्त्वादिति चेतू ॥ १ १॥ 
झ्राक्षेप--उपयोगी होने के करण अघाव की भी प्रावृत्ति होनी चाहिए, यदि 


ऐक्षा कहो तो-- 
नाश्रत्तित्वात्‌ ॥१२॥ 


सम्ता ०---उवत कथन ठीक नहीं, क्योंकि प्रधान दी प्रावृत्ति का श्रुति में विधान 


माही है। 


अड्छ मीमांसादक्ष न म्‌ [२३ 


सदि दाभ्यासदास्तत्वात्‌ ७१३॥ 
श्रौर, आवृत्ति करने की भ्रावश्यकता है यहाँ शास्त्र में बिघान दिया 


हुआ है। 


विकल्पयच्च दर्शयति ॥१४॥ 
तथा, शास्त्र में एक ऐसा भी निर्देश है, जो विकल्प को सूचित करता है । 
दालात्तरेंषयंवत्त्व॑ स्पात्‌ ॥ १ एक 
काल्लान्तर में सफल प्रयोजनवाला होता है। 
>नेनाजिसंयोगस्तस्मात्तवंस्थ निर्धातन ॥१६॥ 


विकः 
प्रायश्वित्तेषु चेंकार््यो स्विष्प 


अनेक प्रायश्चित्तों में एक अयोजन होने से विकल्प होता है। एक प्रयोजन से 


वाले नि्ित्त के साथ प्रायश्चित्त का सम्बन्ध होता है, ग्रतः एक ही प्रायदिचित्त 
के अनुष्ठान से सव दोषों का नाश हो जाता है, समुच्चय नहीं होता । 
सपुच्चयस्त्वदोपो निर्धाताथेंषु: ॥१७॥ 
जो प्रायक्चत्त दोषों के निर्धात +-नाझ के लिए नहीं होते, श्रषितु विमित्तवाले 
प्रापश्चित्त हूँ, वहां स्मुच्चय होता है; 
सब्ताणां कर्ससंयोगरत्स्वपर्मेण प्रयोग: स्पाद्धम॑स्प तन्विभित्तत्वात्‌ ॥ १८७ 


सम्बन्ध कर्म के साथ होने से मन्त्रों का स्वधर्म के साथ हो 


विद्यां प्रतिदिघानाहा स्वकाल प्रयोग: स्यात्कर्मार्थत्वात्‌ प्रयोगस्य ॥ १ ६॥ 
स्ि०्--अनब्यास (पाठ न ) का विधान केवल बिद्याध्ययत के लिए है, 
यज्ञ के लिए नहीं । यज्ञ में तो सभी दिनों में पाठ हो सकता है, क्योंकि मस्त्रों का प्रयोजन 
यज्ञकर्मो के प्रनुष्ठान के लिए हो है । 
भाषास्वरोपदेशेयु ऐरवत्प्रवचनप्रतियेध: स्थात्‌ ॥२०४8 

पूर्व /--भाषिक स्वर के उपदेश से प्रावचन स्वर का प्रतिषेध होता है, जैसे 'दरा' 

पद के उपदेश से “गिरा” पद का निपेष होता है ॥ 
सस्त्रोपदेशों वा व भाषिकस्य प्रायापत्तेर्भाषिकश्ुतिः २१७ 

सि०--यह उपदेश्यमन्‍्त्र का ही होता है, भाषिक स्वर का नहीं। ब्राह्मण अन्यों 
में जो भा्षिक स्वर दिया गया है, वह तो एकरूपता के कारण है । 

विकार: करपाग्रहणे ॥२२॥ 
ण का प्रहण न होने से 'इरा' पद से 'गिरा' पद का विकार युक्त 


किसी का 


ह्टीहे। 
तन््यापत्याददृष्टोष्प्पेबलत्‌ ७२३७ 
रि न्‍्याए से मस्त्रकाण्ड (वेद) में प्रदृष्ट सन्तों में ही प्रा: 


र्त्तो 


पुर्द ८ -- 
एवर होता चाहिए । 
तदुत्पर्तईा प्रबचनलक्ष णत्वात्‌ ॥२४॥ 
लि०--जो मन्त्र के: थों में ही मिलते हैं, भौर भाषिक स्वर में ही 
मिलते हैं, उन्हें 


हैं भाषिक स्वर से ही पदना-थाहिए । 


है 
० 


(रा२॥ 


: स्पात्सवेस्य 


सन्त्राणां परणार्थ त्वान्मन्तान्तेन कर्मादिलस्निपतत: 
चचनाथंत्वात्‌ ॥२५॥। 

त्रक्रिया को करने के लिए होने से मन्त्रपाठ पुरा होने के पद 

करना चाहिए, क्योंकि पूर। समस्त श्र्थ को 

सन्ततवचनाद्वारायाम्रादिसंयोग: धरछ्ा 

बसों स में मत्त्रपाठ के साथ ही क्रिया आरम्भ 
: विद्वमान होने से । 

न्तानों वा नात्ाकर्मत्वादितरस्थाद्वयत्वात्‌ ॥२ुआ। 


कर्म झारस्भ 


परूवं नी चाहिए, 'रान्तः 


(एकसाथ ) शर 


के साथ 


का सन्तत संघोग 


५, द्योंक्रि कर्म अनेक 
धारा में बारह मन्त्र 


अत्म्भव है। 
चाहिए ।) 


आापारे च दोष घारत्वात्‌ (२८ 


दीघेवारा होने से सन्‍्तत शब्द का संगोग है, कम तो मन्त्र के ब्न्त 


ब्राह्मधविहितेषु च संख्यादत्‌ 
पुबे०- फिर तो ब्राह्मणग्रस 
से संख्यावत्‌ । 
याज्यावष्ट्कारयोइच समुच्चयदक्ञेन तद़त्‌ ३सा 


गुणार्थ त्वादुपदेशस्य ॥३ै४७ 
और, ब्राह्मणय्त्यों में प्रनेक अन्‍्त्रों का उपदेश गृणार्थंक (विवरण के लिए) है, 
श्-प्राप्त्यव नहीं! है । 


दपट्कारे नानायंत्वात्समुच्चय: ३३ शक 
बपट्कार के दृष्टान्त में भिन्‍द-प्रयोजन होने से समुच्चय है । 


रण मीमांसाद् वम्‌ [१३-४४ 


होतास्तु विकल्पेरस्नेरार्थत्वात्‌ ॥३ ६॥ 

पूर्व ०--होत्र-मन्जों में विकल्प होना चाहिए, क्योंकि वे सब एक प्रयोजनवाले 

होते हैं। 
समुच्चयौ दा क्रियसाणानुचादित्यत्‌ ।३७त 

सि०--हौत्र-मन्त्रों में समुच्चय है, क्योंकि ये करण-मन्‍्त्र नहीं हैं, प्रषितु क्रिय- 

माण कर्म के झनुवादक हैं । 
समुच्चययं च दर्यायति ॥३८ा 
और, शास्त्र से भी यही सिद्ध होता है कि होतव-मन्तरों में समुच्चय है । 
॥ इति पूर्वमीमांसाद्शने दाइश्ाध्यायस्य तृ तीस: पादः ॥॥ 


चतुर्थ: पादः 


जपाइचाकर्म संयुदता: स्तुत्याद्ी रनिधानाच्च पाजसानेपु समुज्चयः 
स्पादाशी: पृथकतवात्‌ छ शव 
कर्म प्रकाशक-लिझु से शून्य होने के कारण दजमान द्वारा अयुकत जप, स्तुत्ति, 
झ्राक्षी और झभिघान (बुलाने) के मन्त्रों का समुच्चय है, क्योंकि प्राशी झादि कर पृथक्‌- 
पूषर्‌ हैं। 


समुच्दर्य थ ददांसति ॥२॥ 
श्रौर, शास्त्र-वचन भी सम्॒च्चय ही बताते हैं। 
याज्यानुवाब्पासु तु विकल्प: स्थाईवतोपलक्षणादंत्वात्‌ ॥३॥॥ 

ऐसर्द्रवा ईस्फत्यलिगिक झनेक याज्यानुबाबया और पुरोवादया युपलों का 

होना चाहिए, क्योंकि दे देवता के स्मरण के लिए हैं। 
लिड्भूदरदा नावच (४ 
तथा प्रमाण उपलब्ध होने से भी उबत अ्र्थ की सिद्धि होती है । 
ऋषणषु तु विकल्प: स्थादेकार्थत्वात्‌ (५॥ 

पूर्व ०---सोम क्रय करनेवाले द्रव्यों में विकल्प होठा है, क्योंकि उद सब॒का श्रयो- 

जन एक है । 


संमुच्चयो वा प्रयोगे द्रृव्यसमदायात्‌ ॥६॥॥ 
स्ि०--प्रयोग में द्रब्यों का समवाय होने से समुच्चय ही है । 
समुच्चयं व दर्शयति ७ 
और, शास्त्रवचन से भी समुच्चय सिद्ध होता है। 
संस्कारे च तत्प्रधानत्दात्‌ ॥पव। 
संस्कार में उसकी प्रधानता होने से भी समु्चय ही है । 
संस्यासु तु विकल्प: स्पास्‌ शुतिविप्नतिषंधालू ॥६॥॥ 
संख्या के श्रवण में बिरोध होने से रूख्याग्रों में विकल्प होता है । 


श्रा४] ९०१ 


वध्यविकारं सु पूर्व वर्रथकर्म स्पास्तथा विकल्पे नियम: प्रथानत्यात्‌ ७१०॥ 
ओर, द्रब्यविकार में पूर्व शघिकरण के समान विकल्प है तथा विकल्प भें नियम 
है । प्रधानत्व होने से समुज्चय नहीं है, विकल्प ही है। 
डब्यर्वेधपि समुच्ययों उष्यस्थ रूम निष्यसेः प्रतिपशु कमंभेदावेव सति 
ग्रयाप्रकृति ४१ १॥ 
पूर्व ०---द्वब्य होने पर भी समुच्चय होना चाहिए, कर्योकि होम-द्रम्य की उत्पत्ति 
कर्म से होती है। प्रतिपशु कर्म का भेद होने से समुच्चय है। इस प्रमाण से श्रकृति के 
समान होना योग्य है । 
कपालेडपि तवेति चेत्‌ ए१२॥ 
प्राक्षेप--सब तो काल में भी समुज्चय मावना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो-- 
न कर्मणः पराघेत्वात्‌ 0१३१४ 
समा०---उम्त कथन ठोक नहीं, क्योंकि कर्म पराय होता है। 
असतिपशिस्तु दोषत्वात्‌ ॥६१४॥१ 
पूर्व ०---छेषत्व होने से प्रतिपत्ति है, भतः समुन्चय होता है । 
शुत्ते४पि पुर्ववश्वात्स्यात्‌ ॥१५७ 
झ्राक्षेप--शुत (पके हुए दूध) में मी पूर्व की भाँति प्रतिपत्ति है। 
विरल्पे त्व्ंकर्स नियमप्रधानत्वात्‌ शेषे व कमृकायंसम- 
शायात्तस्मात्तेनायथकर्म स्पात्‌ ॥ १६॥॥ 
सम्ा०--विकल्प में नियप्रप्रधानत्व होने से प्रकर्म-- विकल्प होता है भोर 
क्षेष में क्मकार्य के समवाय से श्रथंकर्म होता है, भरत: विकल्प ही है, भ्रतिपत्ति 
नहीं है ॥ 
उखायां कास्यनित्यसमुच्चयो नियोगे कासद्शनात्‌ ॥ १७७ 
पूर्व ०---उख्ा में काम्य और नित्य प्ररितियों का समुज्चय है, क्योंकि भ्रग्ति के 
नियोजत (भ्रग्ति को भ्रज्वलित रखने) में काम--इच्छा का दर्षैन प्राप्त होता है। 
असति चांसंस्कृतेषु कर्म स्थात्‌ ॥ १८४ 
भौर, यदि समुच्चय न माना जाए तो असंस्कृत-अस्नि में कर्म करना पड़ेगा । 
तस्य च देवतायंत्वात्‌ ॥१६8 
तथा, वह भग्नि (नित्य-प्रस्वि) देवता के लिए होंती है, श्रतः समुज्यय है। 
बिकारो वा तबुक्‍्तहेतु: ॥२०७ 
सि०--नित्य-अ्रग्नि श्रौर काम्यन्मग्नि का समुज्चय दृष्ट नहीं है। नित्य- 
प्रग्नि का काम्य-प्रग्ति से विकार होगा, इसके हेतु पहले (३.६.१०) ही दे दिये 
गये हैं । 
बचनादसंस्कृतेष कर्म स्पात्‌ २१॥ 
निर्देश होने से असंस्कृत-प्रग्तियों में भी कर्म हो सकता है । 


९ण्२ मीमांसादशेनम्‌ [शराड 


संसर्ग चापि दोषः स्थात्‌ ॥२२॥ 
समुच्नय होने पर प्रादाव्य प्रौर वेंकारिक प्रग्नियों के संस्र्य में दोष शयमाण 


होता है। 
वचनादिति चेत्‌ ॥र२शा 
आफेप---बचत होते से संस्ग है, कदि ऐसा कहो तो-- 
तथेतरस्थिन्‌ ॥२४॥ 
समा०---उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि उस प्रमाण से प्रन्य पक्ष में भी वचन 
है। 
उत्सगेंडपि परिप्रहु: कर्मण: कृतत्वात्‌ ॥२५७४ 
नित्य-भ्रग्नि (जो देवता के लिए है, सूत्र १९, उस) के परित्याग करने पर भी 
कोई दोष नहीं झाता, क्योंकि कर्म तो पहले ही निष्पन्त हो चुका है । 
स झाहुवनोय: स्यादाहुतिसं पोगात्‌ ॥२ ६॥ 
पूर्व :---कास्थ-अब्नि को झ्राहवनीय मानना चाहिए, क्योंकि इसका भ्ाहुति के 
साथ संयोग है ॥ 
प्रन्‍्यो वोदुत्यापप्ह्रणात्‌ ॥२७॥ 
सि०--काम्य-भगिन भ्राहवनीय अग्नि नहीं है, क्योंकि यह प्रग्नि निकाली गई 
और लाई गई है। 
तस्मिन्संस्कारकर्म शिष्टत्वात्‌ ॥२५॥ 
पूर्व ०---उस वैकारिक भग्ति में आपान झादि संस्कार कर्म करने चाहिएँ, क्योंकि 
उनका विधान किया गया है, वह सब कर्मों के लिए विहिंत है। 
स्थाताहा परिलुष्पेरन्‌ ॥२६॥ 
सि०--प्रसं स्कृत-भग्नि संस्कृत-भग्नि के स्थान में होने से श्राघानादि संस्कारों 
का उसमें लोप है । 
नित्यघारणे विकल्पों न हाकस्मात्प्रतिषेष: स्थात्‌ ३ ण। 
धूर्वे ०--उच्ा प्स्नि के नित्यघारण में विकल्प है, क्योंकि बिना कारण के प्रतिघेस 


नहीं हो सकता । 
नित्मधारणाद्ा प्रतिषधो गतज्ियः ॥३१७४ 
सि०--नित्यधा रण होने से गतश्री-प्रग्नि के लिए प्रतिषेष है । 
परार्थान्यिको यजमानगणे धरे रा 

यजमानों के भण में जो परा्थ --दूसरे के लिए कर्म हैं, उन्हें कोई भी यजमान 

विकल्प से कर सकता है । 
अनियमोष्विशेषात्‌ ३३४७ 
अ्रहीन-कतु में 'शुऋस्परश' कोई भी यजमात कर सकता है, क्योंकि कोई विशेष 


नियम नहीं है । 


रश४] ९०३ 


सुक्यो बाश्विप्रतिषेषात्‌ ॥३ ४॥ 
प्रथया, मुख्य यजमान को हो सत्र में 'शुक्रस्पर्श' करना चाहिए, क्योंकि इस विषय 
में कोई प्रतिषेष नहीं है। 
सत्रे गृहपतिरसंयोगादोत्रवत्‌ ॥३४॥ 
पूर्व >-सन्र में झ्ठ्जन झौर प्रस्यकजन संस्कार गृहपति को हो करना चाहिए, 
हौत्र के समान, क्योंकि झन्य यजमानों का उसके साथ सम्बन्ध नहीं है। 
प्रास्तायदचनाक्ष्य ॥३६॥७ 
गुहपति हो इन संस्कारों को करे, क्योंकि ऐसा करने से गृहपति को समृद्धि होती 
है। इस विषय में श्षास्त्रप्रमाण भी उपलब्ध होते हैं । 
सर्वे या तवर्षत्वात्‌ ॥३१७। 
सि०--सभी यजमानों को इन संस्कारों को करना चाहिए, क्योंकि वे सभी के 
सिए हैं। 
भृहपतिरिति च समालया सामान्यात्‌ ॥३८॥ 
और. 'गृहपति” समास्या है। गृहपति का प्रयोग समानहूप से सभी यजमारनों के 
लिए है। 
विप्रतिषषे परम्‌ ॥३६॥ 
विरोध द्वोने पर जो “पर होता है, उसी में कार्य होता है। (जहां यजमान 
तथा ऋत्विज--दोनों का कार्य एकसाथ कराना होता है, वहाँ ऋत्विजों का ही कार्य 


होता है।) 
होने पराघंत्वात्‌ ४० 
होत्र में कूर्मे परार्थ ही होता है। 
बचन परम्‌ ॥४ ३४ 
जो प्राम्नान वचन कहा है, वह केवल पर्थवाद है। 
प्भृत्वादात्विक्य सर्वेवर्णानां स्यात्‌ ॥४रएत 

पुर ०---सामथ्ये होने से ऋत्विककर्म सभी वर्णवाले कर सकते हैं। 

स्मूते्वा स्याद्‌ ब्राह्मणानाम्‌ ॥४३॥ 
सि०---स्मृति के प्रमाण से ब्राह्मण-वर्ग को ही ऋत्विक्‌ कर्म कराने का प्रधि- 


कार है। 
फलचमसविषाष्जेतरेचाम्‌ ॥४४॥ 
'फलचमस का विधान होने से क्षत्रिय झोर देदय को ऋत्विक्‌ कर्म कराने का प्रधि- 
कार नहीं है। 
साल्नाय्येः्प्येदं प्रतिषेः सोसपीचहेतुत्वात्‌ ।४४॥ 
सोमपायी न होने के कारण भी क्षत्रिय ओर वेदव का सान्‍्नाय्य में भी अ्रतिषेष है, 
भतः क्षत्रिय प्रोर वैश्य को ऋत्विक्‌ कर्म कराने का ग्रधिकार नहीं है। 


द्ग्ड मऔीमांछादर्शनम्‌ [श्शा४ 


झतुर्धाकरणे ल मिर्देशात्‌ ॥४६॥ 
चतुर्धाकरण (पुरोडाश को चार भागों में बाँटने) में मी ब्राह्यण का ही निर्वेश 
मैने से भी ब्राह्मण को ही ऋत्बिक्‌ कर्म कराने का झपिकार है। 
प्रन्‍्वाहायें दर्घानात्‌ ॥४७॥ 
भन्वाहाय॑ दक्षिणा में भी ब्राह्मण का ही प्रधिकार होने से भी ब्राह्मण को ही 
हत्विक्‌ कर्म फराने का भ्रषिकार है। 
॥ इति पृर्वमीमांसावर्शने हादशाध्यायस्य चतुर्थ: पाव: ॥ 
॥ इतति ब्ावद्ोष्प्याव: ॥॥ 
॥ स्रमाष्स खेद मोमांसादशनम्‌ ॥ 


मीमांसादर्शनस्‌ 


सूतर-अनुक्रमणिका 

सूत्र अअध्याय, पाद, सुत्र सूत्र अध्याय, पाद, सूत्र 
ञअ अंग्नर्वा स्थाद्‌ ६-शनर७ 

अंसशिरोन्‌क १०-७-६ अग्ने: कमंत्व ऋ-रे-र८ 
अकमंत्रतुसंयु ३-४-१२ अग्न्यज़ुमप्रकरणे ३-६-३५ 
अकर्म॑ चोध्व॑मा ६-८-१४ अम्नततिग्राह्यस्थ र्प-र३ 
अकर्मणि चाज़त्य ६३-१० अन्न्याधेयस्थ नैसि १०-३-३० 
अकमंत्वात्तु नैव॑ ६-१-४६ अम्न्याधेये वाड २१-३-४३ 
अकर्म वा चतुभि १०-२-५ अग्रहणादिति चेत्‌ है०-७-३० 
अकर्मा का संसर्गाय॑ १०-२-१२ अज़ुग्रुणविरोधे च ११-२-२५ 
बकाय॑त्वाच्च तत: ६-७-४ अजूवत्कतूनामानु १५०३-३२ 
अकाय॑त्वाच्च नाम्तः १०-३-७ अज़ुविधिरया नि्मित्त ६४-३१ 
अकायंत्वाच्च शब्दा ू६-२-१० अज्जुविपर्यात्तों बिना ११-३-४६ 
अक्तत्वाच्च जुद्दां जे-५-७ अजुहीनश्च तद्धर्मा ६-१-४१ 
अकतुयुक्तानां वा १०-८-१३ अजूनाां तु शब्द है नरेंन्य, 
मक्रिया वा अपूपहेतु १०-१-५० अज़ानां तृपघात ड-३-३६ 
जगुणा नर कर्म चोदना २-३-६ अजूपतां मुख्यकाल ५-१-४६, 
अगुणे तु कर्म शब्दे स्न्स्न्रर २१-३-१ 
अस्निषमं: अतीष्टक्क ६-१-२६ अज्जानि तु विधान ३१-२-७ 
अश्नियोग: सोम ११-३-१६ अज्ञे गुणत्वात्‌ ४-३-२३ 
अस्निवदिति चेतू ११-३-२४५ अज्भेषु च तद॒भाव: १२-२-३ 
अम्विहोत्रे चासेष ११-१-५० अज्ुँषु स्तुति: ऋ कह 
अम्निस्तु लिज़दर्श २-३-२१ अचेसनेव्यंवन्ध १-२-३५ 
अग्नीपदच वनिष्दु १०-७-१७ अचोदकाइच संस्कारा: २-२-१८ 
१०-८-४६ अचोदना गुणार्थेन ३६-२७ 


+ पहली संख्या अध्याय, दूसरी संख्या पाद, तोसरी संख्या सूत्र की है । 


९०६ 


अचोदनेति चेत्‌ 
अचोदितं च कर्म 
अजामिकरणार्थे 
अतत्स*ेकारार्थ 
अतदुगुणत्वात्तु 
अतहिकारइच 
अतद्विकाराच्च 
अतिथो तत्प्रधान 
अतुल्यत्वात्तु नैव 
अतुल्यात्तु वाक्य 
अतुल्यत्वादसमान 
अतुल्या: स्यु: 
अश्यार्षेयस्य हान 
अथ विशेषलक्ष 
अथात: ऋत्वर्थ 
अथात: शेषलक्षण 
अथातो धर्म जिज्ञासा 
अथान्येनेति संस्था 
अदक्षिणत्वाच्च 
अद्रव्यं चापि दृश्यते 
अद्॒व्यत्वात्केवले कर्म शेष: 
अद्रव्यत्वात्तु शेष: 
अद्विवंचनं वा श्रुति 
अधरमंत्वमप्रदान 
अधिक च विवर्ण 
अधिक वाष्न्यथंत्वात्‌ 
अधिक वा प्रतिप्रसवात्‌ 
अधिक वा«्च॑वत्वात्‌ 
अधिक वा स्यादिति 
अधिक वा स्थादुबह्नर्ध 
अधिकदच गुण: 
अधिकदच॑ क वाक्य 
अधिकानाज्च दर्श 
अधिका रदच सर्वेषां 


मीमांसा-दर्शन 


१२३४ 
इ-४ड-३० 
१०-८-६२ 
६-४-४५ 
६-३-१६ 
०२-११ 
६-श-४७ 
६-१-१० 
३-२-३५ 
लक कक 
इ-प-८ 
१०-३-४५ 
६-४३ 


अधिकारादिति चेत्‌ ६-१-१८५ 
अधिकाराद्ा प्रकृति क-३े-& 
अधिकारे च मन्त्र 

अध्यूध्नी होतु 

अश्रिगुः सवनीयेषु 

अध्निगोड्च विपर्या ११-६-५६ 
अध्वर्युर्वा तदर्थो इन्प-२० 
अध्वर्युर्वा तन्नयाय हे-७-४७ 
अध्वर्युस्तु द्शनात्‌ ३-८-२३ 
अनन्तरं ब्रत॑ तद्‌ भरेरर 
अनपायश्च कालस्य १०-८-६८ 
अनपेक्षत्वात्‌ छहन्प 
अन म्थासस्तु वाच्य ११-१-३७ 
अनम्यासे पराक्‌ १०-५-४५ 
अनस्यासो वा छेदन ११-१-३६ 
अनेक च॒ तद्चनम्‌ २-१-२६ 
अनर्थक॑ त्वनित्यं दनप-२६ 
अनर्थकश्च कर्मसंयोगे ६न्ब-३६ 
अनर्थकश्च स्वनाग्रे दन४-१६ 
अनर्थंकद्चोपदेश: कर 
अन॑वानोपदेशइच हल्ए-१8 
अनसां च दर्शयति १२-१-१६ 
अना मनाते दर्शनात्‌ (्म्परेर 
अनास्‍्नातेष्वमन्त्र 36 
अनाम्नादशब्द &६-३-२६ 
अनिज्यां च वनस्पते ६-४-५५ 
अनिज्या वा शेषस्थ १०-७-४६ 
अनित्यत्वातु नैव॑ २-४-४, ६-१-४० 
अनित्यदर्शनाज्व १-१-२८ 
अनित्यसंयोगात्‌ हर 
अनित्यसंयोगान्म शर-रे६ 
अंनियम: स्यादिति 33४3 
अनियमोड्न्यत्र कट 


अनियमो5विश्लेषात्‌ 


सूत्र-अनुक्रमणिका र्‌०७ 


६-७-२३, 


१०-३-४६, १२-४-३ ३ 


अनियमो वार्थान्तर 
अनिरुष्ते5म्युदिते 
अनिर्देद्ाज्च 
अनुप्राहाज्व जोह 
अनुप्राह्मच्च पाद 
अनुत्तरा्थों वाज्ये 
अनुत्पत्ती तु काल: 
अनुनिवप्यिषु 
अनुप्रसपिषु सामा 


अनुमानव्यवस्थानात्‌ 


अनुवषट्काराच्च 
अनुवादश्च तदर्थ 
अनुवादो वा दीक्षा 
अनुषज्ञो वाक्य 
अन्ते तु बादरायण 
अन्ते तूत्त रयोद॑ध्यात्‌ 
बनते यूपाहुतिस्त 
अन्ते वा कृतकाल 
अन्ते वा तदुक्तम्‌ 
अन्ते स्युरव्यवायात्‌- 
अन्त्यमरेकार्थे 
अन्त्ययोयंघों 
अन्नप्रतिषेषा 
अन्यतरतोधति 
अन्यदक्षनाज्च 
अन्यविधानादारष्प 
अन्यदचार्थ: प्रतीयते 
अन्यस्यापीति चेत्‌ 
अन्या अगीति चेत्‌ 
अन्यानर्थ क्यात्त्‌ 
अन्यायद्चानेक 
अन्यायस्त्वविकारेण 


६८०३६ 
६-५-१६ 
६-४-ध४ 
ड-१-४७ 
छछ-र० 
य-ई-१४५ 
ज-३-३६ 
१२ू३-३ 
इन्‍श्-शर 
(न्‍्क्का 
ष्ल्स्त्‌ 
&५-र३ 
€-१-३१ 
२-१-४८ 
4-२-१६ 
॥-३-६ 
हचरर्् 
५७७६०२८ 
३-६ 
3५०३-१७ 
६20 38५4 
श्स््क 
५ 280] 
बस 
है १४३६ 
१२-१-३० 
२-१-२७ 
कं 
“#-३३ 
एटा 
दन्रेरद 
६-१० 


अन्यायस्याचो दि 
अन्यार्थो वा पुन: $ 525 £3 
अन्यार्थेना भिसस्वन्ध: 
अन्येन वंतच्छास्त्रा 
अन्येनापीति चेत्‌ 
अच्ये स्पुऋत्विज: 
अन्यी वा स्पात्‌ 
अन्यो वोड्त्या 
अन्वयं चापि दर्शयति 
अन्वयो वा््यवाद: 
अन्वाहायें दश्शनात्‌ 
अन्वाहेति च। 
अपदेक्ष: स्पादिति 
अपदेशो वाउर्स्य 
अपनयस्त्वेकदेश 
अपनयनाहा पूर्व 
अपनयनों वा विदय 
अपनयो वाडइर्थान्‍्तरे 
अपनयो काछ्घान 
अपनयो वा प्रवृत्या 
अपनयो वा प्रसिद्ध 
अपराघात्कतुश्च 
अपराधेईप च 
अपरिमिते जिष्ट 

अप वृत्ते तु चोदना 
अपाक्त्ते तद्ेकारा 
अपाक्तेत हि 

अपि तु कम शब्द: 
अधि तु वाक्यशेष: 
अपि तु वाक्यश्षेघत्वा 
अपि त्वन्याय 

अपि त्ववयवार्थ 

अपि त्वसन्निपाति 
अपि वाऊद्धू भनिज्या: 


२०८ मीमांसा-दर्शन 


अपि वाह््तद्विकार द-१-२५ 
अधि वाज्ष्यानि ६-इन्रे४ड 
अपि वाब्ल्याय छन्डे-५ 
अपि वायार्थ ६-१-२० 
अपि वा धप्येकदेशे &-३-२ 
अधि वाइभेघान >> है०२ 
अपि वार्ड्थस्य ६-३-४१ 
अपि वाकूधयतिरेका करतर 
अपि बाग गे १०-५-७८ 
अपि वा$ऋ्याविकार शरन्ड-५७ 
अपि वा5धस्नेयवद्‌ १०-७-१५ 
अपि वा5घज्यप्रघान १०-४-५६ 
अपि वा$5सनानानसा ड-३-११ 
अपि वा कतृसामा १-३-२ 
अधि या करमंपृथक्‌ हक ससड 
अपि बा कर्मवैषम्यात्‌ १०-३-५४ 
अपि दा काप्संयोगे ६-२-६ 
अपि वा कारणाग्रहणे १-३-७, ४-१-५ 
अपि वा काजमात्र ४-४-६ 
अपि वा कृत्स्नसंयोगा €६-६-१०, 
६-छ-रे६ 

अपि वा ऋत्वमावाद हतपन्५ 
अपि वा क्रकाल अन्त 
अपि वा क्रमसंयोंगाद्‌ रू४-३१ 
अपि वा गायत्री ५३-१४ 
अपि वाज़ा नि ४-३७ 
अपि वा चोदनैक ११-४-५० 
अपि वा तदघधिकारा ६-७-३२, 
१०-२-६७ 

अपि वा दानमात्र १००७-१५ 
अपि वा द्विरक्तत्वा के६नड४ 
अधि वा द्विसमवायो ६-३-३५ 
अपि वा धर्मविशेषात्‌ श्ग्नर-ध्रे 
अधि वा नामधेय॑ श्न्श्र 


अधि वा परिसंख्या 
अपि वा पौरणमास्यां 
अधि वा प्रतिपत्ति 
अपि बा प्रतिमन्त्र 
अधि वा प्रयोगसा 
अंपि वा फलकर्तु 
अपि वा यजति श्रुते 
अधि वा यजमाना: 
अपि वा यचद्यपुर्व 
अपि वा लौकिके 
अपि वा विहित्तत्वा 
अपि वा वेदतुल्य 
अपि वा वेदनिर्देशाद 
अपि वा शब्दपूर्वे 
अपि वा शुषमाजां 
अपि वा शेपकर्म 
अपि वा शेषभूत 


अपि वा श्रुतिभूतत्वा 
अपि वा श्रुतिभेदात्‌ 
अधि वा श्रुतिसंयोग/त्‌ 
अपि वा संख्यावत्त्वा 
अवि वा संप्रयोगे 
अपि वा सह्दितीये 
अपि वा सर्वेत्रकर्म णि 
अपि वा सर्वेधर्म: 
अपि वा सर्वेसंख्या 
अपि वेन्द्राभि 

अपि वोत्पत्तिसंयोगा 


अपूर्व च प्रकृतो 
अपूर्व तां तु दर्शयेद्‌ 
अपूर्व त्वात्तथा पत्न्याम्‌ 
अधूरव॑त्वादव्यवस्था 


सूंत्र-अनुक्रनणिका ९०९ 


अपूर्वेत्वाद्विधानं ६-१-५ 
अपूर्वेब्यपदेशाच्च आह 
अपूर्बासू तु संख्यासु १०-४-१४ 
अपूर्वे चे विकल्प: दन३े-२५ 
अपूर्वे चार्थवाद: १०-८-४५ 
अपूर्वे त्वविकारो ध्स्रर 
अपूर्वे वाषि मागि फ्हेनर 
अप्रकरणे तु तद्धर्म ३४-२० 
अभ्रकरणे तु यच्छा श०-5-१७ 
अप्रकृतत्वान्च स््र११ 
अप्रमाणाच्छब्दा &-१-भ४ 
अप्रतिकर्षो वा ११०२-५७ 
अप्रतिषेषो वा द्शना. (०-७-३६ 
अप्रतिषेषो वा प्रति १०-७-४५ 
अप्रयोगाज़ुमिति #ै६4 ४३ 
अप्रयोजकत्वादे इन्ड-४२ 
अप्रसिद्धिवाध्न्य १२-१-१५ 
अप्राकृतत्वान्मैत्रा १०-७-१ ८ 
अप्राप्ता चानूप हु-र३ 
अन्नाह्मणे च दर्शनात्‌ ६०-७-८ 
अभक्षो वा कर्म १०-७-२३े 
अभागिप्रतिषेधान्च श्स्र्‌ 
अभावदर्शनाज्च ४-१-३६, १२-२-५ 
अभावाच्चेतरस्य ६-१-१६ 
अभावादतिरात्रेषु १०-५-५३ 
अभिधारणे विश्र ४-(-रे३े 
अभिधानं च॒ कर्म २-१-२८ 
अभिषानेश्थंवाद: १-२-४६ 
अभिषानोपदेद्ाद्वा ७-बे-२६ 
अभ्यस्येताथवत्‌ १२-३-११ 
अभ्यास: सामिवेनी &-१-३३ 
अम्यासात्तु प्रघातस्य १०-३-२४ 
अभ्यासेनेतरा: €-२-२० 
अम्यासेअप तथेति है डर 


अभ्यासे च तदम्या १०-६-२६ 
अभ्यासेन तु संख्या १०-५-२७ 
अभ्यासोषकर्मशेष ६-२-र२४ 
अम्यासो वाइविका रा ह-४-१४ 
अभ्यामो वा प्रयाज ११-१-३३ 
अम्युदये काला ६-१-९ 
अम्युदये दोहा ह्ड-३ह 
अभ्यूहर्चोपरिषा १०-१-१६ 
अयक्ष्यमाणस्य शुनवनद 
अयज्ञवचनाच्च १०-५-३६ 
अयनेषु चोदना २-३-५ 
अवाज्यत्वाद्यासानां ११-४-३४ 
अयपोनौ चापि ७-२-१५८ 
अथेकर्म बाउभिधान ४-२-२१ 
अथेकर्म वा करते ४-२-१७ 
अर्थकर्म वा शेषत्वा १०-२-६६ 
अर्थेकारिते च द्रव्येण श्वत२ 
अर्थकृते चानुमानं घ-१-६ 
अर्य॑ द्रव्य वि रोधे ६-३-३६ 
अर्थप्राप्तवदिति १०-प-२ 
अर्थेभेदस्तु तत्रायें ११-१-६ 
अर्थलोपादकर्म स्थात्‌ ३-१-६ 
अथेवांस्तु नेक ११-१-३३ 
अर्थवादश्च तदधंत्वात्‌ &-४-४६ 
अथ्थंवादश्च तदथ्थ॑वत्‌ 


अप वादोपपत्तेरच २-३-१७, ४- 
अर्थवादों वा 
अर्थवादों वोइनुप 


अर्थवादो वा््थ॑स्य ४-३-२४ 
अर्थवादो वा प्रकरणात्‌ इेनड-८ 
अथंवादो वा विधिशेष ६-७-३० 
अर्थविप्रतिषेघात्‌ १-२-३६ 
अर्थसमवायात्ाय ६-४-१० 


मीमांसा-दर्शन 


203 

अर्थस्तु विधिशेष हल्ला: 
अर्थेस्य चासमाप्तत्वा पन्रेन३े६ 
अर्थस्य त्वविभक्त ७-१-६ 
अथेस्य व्यपवगित्वा ६-३-४५ 
अर्थेस्य शब्दभाव्य ७-१-१२ 
अर्थाच्च २-१-४२, ५-१-२ 
अर्थात्तु लोके विधि: ४8320 

अर्थाद्वा कल्पनैकदेश श्न-हे० 

अर्थाद्वा लिज़कर्म ११-४-३३ 
अर्थानां च विभकत दन्दनरड 
अर्थान्तिरे विकार: €-३-४५ 
अर्थापत्तेद्रें व्येघु छ-४-१८ 
अर्थापत्ते स्तद्धमें: १०-३-३५ 
अर्थापरिमाणाच्च ६-४-३६ 
अर्थाभावात्तु नैवं ्यातू. ६-६-१३ 

अर्थाभावात्तु नैवं स्याद ६-३-१६ 
अर्थाभावे संस्कार १०-२-७१ 
अर्थाभिघानकर्म च ४-१-२६ 
अर्थाभिधानसंयोग: €६-१-३६ 
अर्थाभिधानसाम ३-२-१ 

अर्थेञ्पीति चेत्‌ अनरञनश्र 
अर्थे त्वश्रूयमाणे १०-४-१५ 
अर्थे समवेषम्यमतो ४-१-२१ 

अर्थ स्तुतिरन्या 4 कु 
अर्थेन च॒ विपर्यासे श्ग्र-७१ 
अर्थेत्र च समवेतत्वात्‌ १०-४-१५ 
अर्थेन त्वपकृष्यते २-२४ 
अर्थनेति चेत्‌ ३-६-२ हे 
अर्थकत्वादेक॑ वाक्य 3 अर 
अर्थेकत्वाद्विकल्प: ६-२-२६, ३० 
अर्थेकत्वे द्रव्यग्रुण ३१-१२ 
अर्थो वा स्यात्‌ €६-१-१३ 
अवकीणिपशुश्च ६-घ-२२ 
अनचनाच्च स्वशब्द दिन्डे-४० 


अवदानामिधारणा 
अवमुथे च तद्बत्‌ 
अवमृथे प्रधाने 
अवमृथे बहिंप: 
अवश्विष्टं तु कारणं 
अवाक्यशेषाक्च 
अवाच्यत्वात्‌ 
अवाच्यत्वान्नेति 
अविकारमेकेध्नाषं 
अविकारो वा प्रकृति 
अविकारो वार्ष्य 
अविकारो वा बहुना 
अविज्ञेयात्‌ 
अविद्यमानवचनातू 
अविद्यमानात्तु नैव॑ 
अविधिदचेत्कमंणा 
अविभागाच्च झेष 
अविभागात्तु कर्म णो 
अविमागात्तु नव 
अविभागादिघानायें 
अविरुद्ध परम्‌ 
अविरुद्धोपपत्ति 
अविरोधो बा उपरि 


अविशिष्टस्तु वाब्यार्थे: 


अविशेषात्तु शास्त्रस्य 
अविश्ेषात्सतुति 
अविशषान्नेति चेत्‌ 
अविशद्येषेण यक्छा 
अवेष्टो चैकतन्त्रयं 
अवेष्टं, अज्ञसंयो 
अवेद्यत्वादमाव: 
अव्यक्तासु तु सोम 
अव्यवायाच्च 
गशाक्ती ते प्रतीयेरन्‌ 


शन्थ-र 
११०३-१८ 
११०२-२६ 
३१०-७-४७ 
४-४-३२ 
कु 
११-२-४० 
१०-४-३६ 
छ्शेड 

कर बन्द 
१०-४-२५ 
६-३-३३ 
ईन्रे्पेन 
श्न्स्न्रड 

4 ६, ८6 
१९०२-३२ 
३-५-१७ 
रेबेनरे८ 
७-१-५ 
४-२० 
र-्सूड४ड 
१०-१-३० 
श्रूकर 
हैलरट४० 
ड-है-४ 
३३-२६ 
१०-५-२८ 
१०-८-१६ 
१६१-४-६ 
२-३नरे 
६-१-३७ 
घ-१-१६ 
॥-१-शे१ 
रेन्जनडे€ 


अशब्दमिति चेत्‌ 
अश्ञाब्द इति चेत्‌ 
अज्ञास्त्रत्वाच्च 
अश्ञास्त्रत्वात्तु नेबं 
अश्यास्त्रलक्षणत्वा 


अशास्त्रलक्षणाच्च 
बशास्त्रात्तूपसम्प्राष्ति: 
अशिष्टेन च सम्बन्धात्‌ 
अग्येषं तु समझजस 
अशेषत्वात्तदन्त: 
अश्लेषत्वात्तु नैंव॑ 
अश्वुतित्वाज्च 
अश्लुतित्वादिति चेत्‌ 
अश्वृतित्वान्तेति चेत्‌ 
अश्वुतेस्तु विकार 
अश्वबदिति चेत्‌ 
अदवस्य चतुस्त्रि 
असंयुक्‍त प्रकरणा 
असंयुक्‍तास्तु तुल्प 
असंयोगात्तदर्थेषु 
असंयोगात्तु नैव॑ 
असंयोगात्तु मुख्यस्य 
असंयोगात्तु वे कृत 
असंयोगाद्विघिश्रुता 
असंस्पृष्टो&पि 
असति चासंस्कृतेषु 
असम्बन्धरच कमेंणा 
असम्बन्धात्तु 
अस्थानात्‌ 
अस्थिमज्ञो४विप्रति 
अस्यां च स्वलिजू 


अहनि च कर्म 


सूत्र-अनु क्रमणिका 


क््केर६ 
“635. 
१२-१-२७ 
१०-७-१४ 
३-६-३६, 
ष्न्देररे 
१२-२-३७ 
६-२-१८ 
श्ण्पनद्ड 
६-७-१ १ 
६-७-८५ 
३-५-५ 
दल्डंलदर्‌ 
१०-श्-रे० 
ब-र-र६ 
७-२-११ 
दन्ड-८ 
&६-४-१६ 
बेनरे-११ 
है०केडर 
€-ह-४२ 
#३-६ 
हेनरे-१६ 
४-१०२७ 
१०-रे-४३ 
१६-१-२६ 
4 
२-५ 
४-१-रेर 
र१-३-७ 
१०-२-४५ 
६-श-२७ 
छ््डल्द्राः 


अहरज्जंवांशु 
अहरम्ताच्च परेण 
अहगंणे च तद्धमेंः 
अहगंणे च्‌ प्रत्यहं 
अहगंणे यस्मिन्नप 
अहगंगे विषाणा 
अहानि वा$भिसंख्या 
अहीोनवचताच्च 
अहीनवत्पुरुषस्थ 
महीने दक्षिणाशास्त्र 
अह्दीनो वा प्रकरणाद 
अह्ला वा श्रुतिभूत 
ञआ 
आकालिकेप्सा 
आकतिस्तु कियार्थ 
आख्या चैवं तदर्थे 
आख्या चंव तदावे 
आख्या प्रवचनात्‌ 
आख़्या हि देशसंघो 
आगन्तुकत्वाद्दा 
आगमेन वाध्म्यास 
आगमो वा चोदना 
आग्नेयवत्पुनवंच 
आग्नेयसूक्तहेतु 
आग्नेये कृत्स्तविधि: 
आग्रयणाद्ा 
आधाराग्निहोत्र 
आधारे च दीर्ष 
आचाराद्‌ गृहामा 
आच्छादने त्वेका 
आज्यं वा वर्णसामा 
आज्यमागयोग्र हणं 
आज्यमागयोर्वा 


९११ 


१०-६-३८ 
१०-६-३६ 
६-७-रैं४ 
११-३-१६ 
६-५-५६ 
श्श्न्स्श्र 
६्‌-७-४० 
हलक 
रेन्ड-१४ 
१०-६-६२ 
३-१५ 
रश्न्४-१७ 


१#कर 
१-३-३३ 
३-३-हैरे 
हर्आर्‌ 
१-१-३० 
१-३-१६ 
शस्रेड 
१०-५-१६ 
६-३-१५ 
स्य्क्श 
रूरूर७ 
१०-६-७५ 
१०-४७ 
बुजजु३ 
कस कनाक 
६-२-३१ 
१०-१२ 
चन्टुडइ३ 
१०-७-४० 
(६०-७-४८ 


९१२ 


आज्यमागादानिर्दे 
आज्यमपीति चेत्‌ 
आज्यसंस्था प्रति 
आज्याच्च सर्व 
आज्ये च दश्शे 
आतज्चनाम्यास 
आदाने करोतिशब्दः 
आदितो वा तन्न्‍्याय 
आदितो का प्रवृत्ति: 
आदित्यवच्यौगप 
आदेशार्थेतरा 
आघान च मार्या 
आधघानेरपि तथेति 
आधाने सर्वेशेष 
आनन्तर्य॑ च सान्‍ना 
आनल्तर्यमचोदना 
आनन्तर्मात्तु चैत्री 
आनर्थक्यं च संयोगा 
आनर्थक्यात्तदज़ेषु 
आनर्थक्यात्त्वधिक 
आनर्थेक्यादकारणं 
आतजर्थक्यान्नेति 
आनुषूव्यंबतामेके 
आप्ति: संख्या 
आमने लिज्जदर्श 
आमिक्षोमयभाज्य 
आम्नातस्त्वविको 
आम्नातादन्यदधि 
आस्तान॑ परिसंख्या् 
आस्नायवचन तद्दत्‌ 
आम्नायवचनाज्च 
आस्नायस्प ऋ्रियार्थ 
आरम्भणीय विकृतो 
आरस्भस्य शब्द 


मीमांसा-दर्शन 


१०४ 
भ-४-२० 
&-४-५२ 
३-५-१ 
रेनशन्ड 
इनशूनव 
ड-२-६ 
१०-#-८ 
(०-१-६ 
१-१-१५ 
६-५-२७ 


आरम्भासमवायाद्वा 
आराच्छिष्टमसंयु 
आरादपीति चेत्‌ 
आशप्पित्याच्च 
आर्षयवदिति 
आवापवचन वा 
आवृत्तिस्तु व्यवाये 
आवुत्या मन्त्रकर्म 
आवेश्ये रन्‌ वा5्ये 
आश्रयिष्वविज्लेषेण 
आश्रितत्वाच्च 
आसादनसिति चेतू 
है ड़ 
इज्यायां तद्‌ गुण 
इज्याविकारो वा 
इज्याशेषात्स्विष्ट 
इतरप्रतिषेघों वा 
इतरस्याश्रुतत्वान्च 
इत्तरेषू तु पिन्याणि 
इतति कर्तव्यताअविधे 
इष्टित्वेन तु 
इष्टित्वेन संस्तुते 
इष्टिपूव त्वाद 
इष्टिरयक्ष्यमाणस्य 
इष्टिराजसूय 
इष्टिरारम्भसंयोगा 
इष्टिरिति चंक 
इष्टिषु दर्झपू्ण मास 
इष्ट्यन्तेव वातदर्था 
इष्ट्यर्थ मस्न्याधेय॑ 
इष्ट्यावृत्तौ प्रयाज 
ई 


ईहार्थाइचामावात्‌ 


१०-४-२६ 
३-६-श२ 
३े-७-३े 
€-१-७ 
६-प-३ हे 
श#इन्एर 
श०्-र-३१ 
१०-३-२५ 
हल्रूबर्‌ 
४ड-१-१८ 
24% 8 
११०२-३८ 


3522. 2 
३-४८ 
१०-७-१०, 
3 3 
घ-३-१६ 
्छ्र2 
छढ-१ 
पर 
द्नघ-७ 
श्न्प्नर 
कि 
42% 203. 
30%] 
१8४-२०१६ 
32 
2४०३-३० 
३६-१६ 
हर 


१०-२-४० 


हा 
उक्त॑ क्रियाभिधानम्‌ 
उक्त न तत्त्वमस्य 
उक्त ठु वाक्यशेष 
उक्त तु बब्दपृर्व॑त्व 
उक्त समवाये पार 
उक्त समाम्तायदम 
उक्तसनिमित्तत्वम्‌ 
उक्तसभावदर्शनस्‌ 
उक्तर्चाइनित्यसंयोग 
उक्तड्चार्थे सम्बन्ध: 
उकता विकाराच्च 
उकत्वा च यजमा 
उक्था5ग्विष्टोम 
डक्थ्यविच्छेद 
उक्ध्याच्च बचनात्‌ 
उक्थ्यादिषु वाश्ये 
उखायां काम्य 
उत्कर्ष : संयोगा 
उत्कर्षाद ब्राह्मणस्य 
उत्कर्ष सूक्तवाकस्य 
उत्कर्षो वा ग्रहणाव्‌ 
उत्कर्षो वा दीक्षित 
उत्कर्षो वा द्वियज्ञवत्‌ 
उत्कृष्येतंकसंयुक्ती 
उत्तरवदिप्रतिषेष 
उत्तरस्य वा मन्त्र 
उत्तरार्थस्तु स्वाहा 
उत्तरासु न यावत्स्व 
उत्तरास्वश्रुतित्वा 
उत्थाने चानुष्ररोहात्‌ 
उत्पत्तावभिसस्बन्ध 
उत्पत्तिकालविषये 
उत्पत्तितादर्थ्या 


सूंत्र-अनुक्रमणिका 


छन्दे-१ 
६-३े-रे८ 
श््स्रर 
हनन 
फन्ब-१७छ 
शान 
६१-४६ 
१०-४-४० 
१-२-४० 
दनढ-है 
१०-१-१६ 
३-७-०३७ 
१०-५-४६ 
१०-४६ 
(१०-भ-डे३े 
जन३ूरद 
श्रू४-१७ 
११-३-४७ 
५ लि 
१९-रे-श५२ 
लहर 
६-४-३२६ 
६३-१८ 
६-३-३२६ 
छ-३-२० 
१००३-१५ 
खतड-र४ 
ईकलएन्ध 
१8-१० ६६. 
ह््शरे९ 
ड-४ड-३७ 
४-३-३७ 
१०-८-२६ 


उत्पत्तिनां समत्वाद्ा 
उत्पत्तिनामधेयत्वादू 
उत्पत्तिरिति चेत्‌ 
उत्पत्तिर्वा प्रयोजक 
उत्पत्तिशेषवचनं च 
उत्पत्तेश्चात त्मघान 
उत्पत्तेस्तु निवेश: 
उत्पत्तौ कालभेदात्‌ 
उत्पत्तौ तु बहुश्ुते: 
उत्पत्ती नित्यसंयोगात्‌ 
उत्पत्तो येनसंयुक्तं 
उत्पत्तौ वाध्वचता 
उत्पत्तौ विध्यमावाद्वा 
उत्पत्त्यर्थाविभागाद्वा 
उत्पत्त्यसंयोगात्‌ 
उत्पन्नाभिकारात्‌ 
उत्पन्नाधिकारों 
उत्समंस्य ऋत्वर्थ 
उत्सर्गाच्च भक्त्या 
उत्सगें$पि परिशग्रहः 
उत्सगें तु प्रधान 
उदगयनपूर्वपक्ष 
उदयनीये च तद्गत्‌ 
उदवसानीया: सत्र 
उद्‌गातृचमसमेक: 
उपगाश्च लिज़जदर्श 
उपगेषु शरवत्‌ 
उपदेदस्त्वपूर्व 
उपदेशाज्च साम्नः 
उपदेशो वा याज्या 
उपधानं च तादर्थ्यात्‌ 
उपनयन्नाधीत होम 
उपरवमस्तस्तस्त्रं 
उपरिष्टात्सोमानां 


९१३ 


७-४-८ 
पन्‍्वेनरर 
३-६-६ 
११-३-३८ 
छ-४-&६ 
है 48 
१०-८-ए५ 
१०-६-७१ 
ब७-रुद, 
६-१-४२ 
हैंड) 
ईबदुन्ुड 
छ-१-७ 
फ्प्न्र 
ड-२- १४ 
३-५०१० 
छ-र३े-९ 
१०-३-७१ 
€-३-३८ 
श्र 
8 
हफ्ते है 
११०२-६४ 
१०-२-३७ 
रे-धररे 
३-७-३० 
१०-४-७ 
श्न्द-ड 
हल्दनर 
३२-१२ 
हढ-१न्हुड 
इन हैर 
११-४शरे 
११-३-४५ 


९१४ 


उपवादश्च तदत्‌ 
उपदवीतं लिज्भदर्शनात्‌ 
उपवेशइच पक्षे स्थात्‌ 
उपसत्सु यावदुबत 
उपस्तरणामिघारण 
उपहब्येःप्रतिप्रसवः 
उपांशुयाज्वचनाद्था 
उपांशुयाजमन्तरा 
उपायो वा तदर्थस्वात्‌ 
उभयपानात्पृषदा 
उभयसाम्नि चैवसेका 
उभयसास्नि नैमित्तिक 
उभयसाम्नि विश्वजिद्‌ 
उभयार्थमिति चेत्‌ 
उभयो पितृयज्ञवत्‌ 
उभयो रविशेषात्त्‌ 
उभयोद्चाजूरसंयो 
उमयोस्तु विधानात्‌ 
उभाम्यां व न हि 
उष्णिकककुमो 

ऊ 
ऊ्हः 

तरह 

ऋग्वा स्थादाम्नात 
ऋणग्गुणत्वान्नेति 
ऋणजीघस्य प्रधान 
ऋत्विक्फलं करणे 
ऋत्तवरदान धर्म॑मात्रा 

हि 


एकं वा चोदनैकत्वात्‌ 


एकं वा तण्ड्ल 
एक वा शब्दसाम 
एक वा संयोगरूप 


मीमांसा-दर्शन 


श्० 
३ 
घण्न४ ७ 
१ ०-७-४३ 
श्म्न्स्न्रे 
अुहरद 
६-१-१० 
श१०-प-४७ 
रेन-३े६ 
१०-४-४ ६ 
६-२-४६ 
१०-५-४ ६ 
हुललरलरड 


एककपालानां वैश्व 
एककपालैन्द्राग्तो 
एककर्मणि विकल्पो 
एककमंणि शिष्टत्वाद्‌ 
एकत्रिक्रे तृचादि 
एकचितिर्वा स्याद 
एकत्वपुक्तमे कस्य 
एकत्वाइैकभागः 
एकत्वेषपि न गुणा 
एकल्वेडपि परम्‌ 
एकत्वेडपि पराणि 
एकदेशकालकतुत्व॑ 
एकदेद्ात्वाच्च विभक्ति 
एकदेश द्रव्यइचों 
एकद्रब्ये संस्काराणां 
एकधेत्येकसं योग 
एकघोपहारे सहत्वं 
एकनिष्पत्ते: सर्वे सम॑ 
एकपात्रे ऋमादध्वयु: 
एकचंस्थानाति बज्े 
एकवाक्यस्वाच्च 
एकबाब्द्यात्तथा 
एकश्रुतित्वाच्च 
एकसंख्यमेव स्थात्‌ 
एकस्तु समवायात्त 
एकस्तोमों वा 
एकस्माच्चेद्यथा 
एकस्मिन्नेकंसंयो 
एकस्मिन्चा देवता 
एकस्मिस्वा5्पैधर्म 
एकस्मिस्वा विप्रति 
एकस्मिन्समवत्त 
एकस्य कर्म भेदादिति 
एकस्थ तु लिज़भे 


छ-१-२३ 
छ्त्र 
द-रै-२६ 
55 
१०-४०७ 
नि 
३-१-१३ 
१०-७-२१ 
६-३-४२ 
र२-४-१३ 
र-ड-२० 
श्ष््रन्र 
१-३-२६ 
फट न्पद 
११-४३ 
६-३-३१ 
१०-२-१७ 
४-१-२२ 
३न्श्न्रेद 
१०-६-१ 
१०-१-८ 
११-१-२५ 
ड-चुर 
य-र३े०१४५ 
€-३-४० 
०३-४३ 
३-४-४६ 
इ-३े-रे८ 
रे-र०४० 
३-३-४३ 
१०-१०४६ 
३-४३ 
३-७-२३ 
स््केर 


एकस्य तूभयत्वे 
एकस्य वा गुणविधि 
एकस्य वा श्रुतिसाम 
एकस्यां वा स्तोम 
एकस्यैवं पुनः श्रुति: 
एकाग्नित्वादपरेषु 
एकाग्निवच्च दरनम्‌ 
एकादशिनोवत्‌ व्यनी 
एका पज्चेते धेनु 
एकार्थत्वादविमाग: 


एकायेत्वान्नेति चेत्‌ 
एकार्थस्तु विकस्पेरन्‌ 
एकाहाद्वा तेषां 

एके तु क्तृसंयोगा 
एके तु श्रुति: 
एकेनापि समाष्येत 
एकेषां चाशक्यत्वात्‌ 
एकैकशस्त्व 
एतस्मिन्नसंभवन्न 
ऐकशब्यादिति 
ऐकशब्धे परा 
ऐकादशिनेषु सौत्यस्य 
ऐकार्थ्याच्च तद 
ऐकार्थ्यादव्यवाय: 
ऐकार्थ्याद्वा नियम्येत 


ऐखास्ने तु लिख 
ऐश्द्रावायवस्या 
ऐल्लाबायवे तु 

आओ 
भौदनो वाउन्तसंयो 
भौषनो वा श्रयुक्त 


सूत्र-अनुक्राणिका 


ड-३-५ 
११-४-४८ 
१०-४-१७ 
१०-१-११ 

क्र 
११-२-४७ 

४440 
१०-४-८३ 
१०-३-१६ 
€-२-४६, 
कुण्ड 
१०-६-७० 
१२-३-१० 

#%- 4१ 
१०-३-६६ 
१०-३-६२ 
53% 20 24 

8 % 
दुबन्र 

शन्र्-रञ. 


१३-३४ 
श्र 
दनरै-१४ 
इ्स्न्स्ड 
११-१-५६ 
८-१-१५, 
(०-७-६५ 
है ९३६ 
औैकलइलटर 
रेनश-१८ 


१०-१-३६ 
१०-_डर 


दशर्५ 
ञऔौ 
ओऔत्तरवेदिको ज्केर५ 
औत्पत्तिकस्तु शब्द १-१-५ 
ओऔत्पत्तिके तु द्रव्य १०-२-६६ 
औदुम्बर्या: पराये इन ६ 
ओऔपमृतं तथेति 3 2202 
औषध॑ वा विशदत्वा प--३७ 
ओऔषधसंयोगादो ६-शन्‍रर 
कक 

कण्डूयणे प्रत्यज् ११-४-४६ 
कपालानि च कुम्मी है १-४-४० 
कपाले5पि तथेति १२-४-१२ 
करिष्यद्रचनात्‌ ११-४-प्७ 
करोति शब्दात्‌ श्त्त्य 
कर्त्त्बाश्ूविसंयोगा. २-४-२, ६-१-४ 
कर्त्तुस्तु धम।नयमा स्नड-७ 
कत्तुं: स्यादिति १०-प-रे& 
कतुंग्रुणे तु कर्मा ३-१-१६ 
कर्तृतों वा विशेषस्य ३-३-२५ 
क्तुदेशकालानाम ड-२-२३ 
कतुभेदस्तयेति 45 3. 
कतुंबिधेन्ाताथे ११-१-६ 
क्तृसंस्कारो बचना १०-६-१३ 
कमंकरो वा क्रीत &-बे-रे४ड 
कर्मकार्यात्‌ 9७ 82: 
क्मंकार्यात्सवें कछ-३२ 
कम च॒ द्रव्यसंयो १०-१-६ 
कर्मजे कर्म यूपवत्‌ फज-३ेर५ 
कर्मंणर्चैकशब्दात्‌ १०-३-६ 
कर्मणस्त्वप्रबृत्ति ८-१-२० 
कर्मणः पृष्ठशब्द: ७-३-३५ 
क्मेणोस्तु प्रकरण १०-ब-४ १ 
कमेण्यारम्भभाव्य ११-१-२० 
कर्म तथेति चेत्‌ ६-२-११ 


९श्६ 


कम धर्मों वा प्रवण 
कर्मयुक्‍्ते च दर्शनात्‌ 
कम वा विधिलक्षणम्‌ 
कर्म सन्‍्तानों वा 
कर्मस्वपीति चेत्‌ 
कर्माप्भेदं तु जैमितिः 
कर्माण्यपि जैजिनिः 
कर्माभावादेवसिति 
कर्माथ॑ तु फलं 
कर्मार्थत्वात्प्रयोगे 
करमेंके तत्र दर्श 
कल्पान्तरं वा तुल्य 
कामसंयोगा त्‌ 
कामसंयोगे तु 
कामेष्टौ च दानशब्दा 
काम्मो वा तत्संयोगेन 
काम्पत्वाच्च 
काम्यानितु न 
काम्ये कर्मणि 
कास्येष्‌ चैव 

कारणं स्थादिति 
कारणाच्च 
कारणादश्यावृत्तिः 
कारणाद्वाउनवसर्ग: 
कारणानुपूर्व्यच्चि 
कार्त्स्य वा 
का्येत्वादुत्तरयों 
कालप्राधान्याज्च 
कासभेदात्त्वावृत्ति 
कालभेदान्नेति 
कालवाक्यभेदा 
कालविधिवोधमियो 
कालइचेत्सननय 
कालश्रुतौं काल 


मीमांसा-वर्शन 


श्न्स््रर 
४-२-१८ 
हल्छ्दे 
१२-३-२७ 


१०-१-६५ 
ईऋच्ए्ार्‌ 
४-३-र२२ 
भ-रेन्रे४ 
$ 3 बा 
ड-रे-२० 
छूनरेन८ 
श्न्ब-र१ 
३-श्-र 
घ-ए-हे 
भ्नरूफ 
३-५-३६ 
६-४-२५ 
१०-४-४६ 
६-५-४ १ 
(7२-२४ 
288 30: 
१२-२-१४ 
दन्-डरड 
६४-४१ 
४-३० 


कालस्तु स्याद 
कालस्थेति चेत्‌ 
कालान्तरेष्थेवत्वं 
कालाम्यारेअपि 
कालार्थत्वाद्दोभयो: 
कालोत्कर्ष इति 
कालो वोत्पन्न 
कृतक॑ चामिघानम्‌ 
कृतत्वात्तु कर्म णः 
कृतदेशात्त्‌ पूर्वेषां 
कृते वा विनियोग 
कृत्स्नत्वात्तु तथा 
कृत्स्न विधानादा 
कृत्स्नोपदेशादु 
कृष्णलेष्बर्थलोपा 
ऋतुतोबा5र्थ वादानु 
कऋतुवद्‌ वानुमानेना 
ऋतोइच तद्गुणत्वा 
ऋतौ फलार्थवाद 
ऋत्वग्निशेषों वा 
ऋत्वन्तरवदिति 
ऋत्वन्तरे वा तन्‍्नया 
ऋत्वन्तरेषु पुन 
ऋत्वन्ते वा प्रयोग 
ऋत्वथ॑ तु क्रियेत 
कऋत्वार्थायामिति 
क्रमकोपदच योग 
क्रमकोपो&र्थश्ब्दा 
ऋमश्च देशसा 
जमादुपसर्ज नोउ्ते 
क्रमेण च नियम्यते 
क्रमणश्रपणपुरो 
ऋ्रयणेषु तु विकल्प: 
क्रियतेवा्थवाद 


सूतर-अनु कमणिका ९१७ 


क्रियस्थ धर्मसात्र ६-१-१५४५ गुणशब्दस्तयेति €-१-३८ 
क्रियाणामथंशेषत्वा ११-१-२७ गुणदचानर्थंक: स्यात्‌ २-१-१८ 
क्रियाणामाश्रित ६२-११ गुणश्चाश्ूवंसंयोगे २२-२३ 
क्रिया्थत्वादितरे ६-४-२८ गुणस्तु ऋतुसंयोगा रूरे-१ 
क्रिया वा देवताथ॑ १२-२-६ गुणस्तु श्रुतिबंयोगा स्रर 
क्रिया वा स्याद &-४-५१ गुणस्य तु विधान ६-१-२३ 
क्रिया स्याद्म १०-२-६० .ग्ुणस्य तु विधानारें १-४-१८ 
किये रन्‌ वाज्ये &६-२-४५ गुणात्संज्ञोपबन्ध: रल्‍३०६० 
ऋरीतत्वात्तु भकत्या ६-१-१९ ग्रुणादप्रतिषेघ: १-२-४७ 
क्वचिद्विघानाचव ६-३-१४ गुणादयज्मत्वम्‌ १०-४०४१ 
क्वचिद्विधानाननेति ११-१-६५ गुणाद्वाष्प्यभिधानं ३-र-४ 

क्ष गुणाद्वा द्रव्यशब्दः घ-३े-१६ 
क्षामे तु सव॑दाहे ६-४-१७ गुणानां च परार्थ केले नरर, 

ग ६-४-१३, 
गणचोदनायां यस्य ८-३-३ १०-८-६७ 
गणादुपचयस्त छ-३े-१० गुणानां तृत्पत्ति ४-४-३१५ 
गणेषु द्ादशस्य घ-१-१७ गुणाभावात्‌ अत 
गतेकर्मास्थियज्ञ १०-२-५७ गुणाउभिधानात्‌ ३-७-१० 
ग्रव्यस्थ च तदादि ८-१-१८ गुणाभ्रिधानान्मन्द्रा रै-२-२६ 
गानलंपोगाच्च ६-१-५६ गुपार्थात्वादुपदेश १२-३-३४ 
गायत्रीष्‌ प्राकृतीता परे-१२ गुणाथेमिति चेत्‌ हलुन्डेद 
गाहँपते वा ६-६-२१ गुणार्था वा पुनः २-४-२६ 
गीतिषु समाख्या २-१-२६ गुणाथ्थित्वान्नेति ६-नरे४ 
ग्रुणकामेस्वाशि ८-१-२ ३ गुणार्षेंन पुतः श्रुति: १-२-४१ 
ग्रुणकालविकारा १२-१-२ गुणार्थो न्यपदेश: २-१-४३ 
गुणत्वाच्च वेदे न ३-८5-१२ ग्रुणावेशदच सर्वत्र द-३े-श८ 
गुणत्वेन तस्य ३-८-६ गरुणावच ता मसंयुक्ता ४-४-३५ 
गुणत्वेन देवता ८-१-२३ गुणेपीति चेत्‌ १०-१-२५ 
गुणमुख्यविज्येषा १०-१-३१६ गरुणोपबन्धात्‌ #२ेह 
गुणमुख्येव्यति ३-३-६ गुणों वा श्रपणार्थ &-४-४३ 
गरुणलोपे तु मुख्य १०-२-६१ ग्रुणों वा स्थात्कपा १०-२२ 
गुणवादस्तु १-२-१० गृहपतिरिति च १२-४-३८ 
गुणविधिस्तु न ७-३-१७ गोत्ववच्च समन्वय: कप] 


गुणविज्लेषादेकस्य ३-६-४४ गौणो वा कर्म बृल्लनपुआ 


९१८ 


ग्रहणं वा तुल्यत्वात्‌ 
ग्रहणं समानविधानं 
ग्रहस्याथ॑वत्त्वा 
ग्रहणाद्ाइनपाय: 
अहणाद्राध्पनीतम्‌ 
ग्रहणाथ॑ प्रतीयेत 
ग्रहणां च सम्प्रति 
ग्रहाणां देवता 
ग्रहभावे तदचनम्‌ 
ग्रहार्थ च पूर्व 
ग्रहेष्टकमौपानु 
ग्रावस्तुतो भक्षो 

चच 
चतुर्थ चतुर्थेन्‍्हन्‌ 
पतुर्घाक रणे च 
अमसवदिति चेत्‌ 
चमसाध्वयंवश्च 
चमर्साश्चमसाध्वर्य 
चमसिनां वा 


मीमांसा-दर्शन 


१०-प-२५ 
१०-८-२७ 
१०-७-५७ 

३-२-३ १ 


१०-५-५४ 
$३27४६ 


३-४-२६ 


अमसे चान्यदर्श ३-४-३४, ३-७-४८ 


चमसेषु समाख्या 
चमसंदच तुल्य 
चरावपीति चेत्‌ 
चरुशब्दाच्च 
चरुहँविविकार: 
बरौ वा्ड्थोक्त 
चरौ वा लिख्ुदर्श 
्ञातुर्व॑ष्येमविशेषा 
चिकीषंया च 
चोदनां प्रतिभावाच्य 
चोदनातामनाश्रया 
चोदना पुनरा रस्म: 
चोदना प्‌ थक्‍्त्वे 
आओोदना प्रमुत्वाच्च 


चोदनायां त्वनारम्मो ड- १-१६ 
चोदनायां फलाश्रुतेः ड-३-१० 
चोदनार्थंकार्त्स््या्ु बू-६०८ 
चोदनालक्षणोड्थों 8 
चोदनालिज़ुसंयोगे कु ज- मे हे 
चोदना वाष्पूर्वत्वा ३-३-२१ 
चोदना वाअ्प्रकृतत्वा र्न्क्तः 
चोदना वा कर्मात्सर्गो &-४-५४ 
चोदना वा गुणानां डैजड 
चोदना वा द्रव्य ६-४-२६ 
चोदना वा शब्दार्थस्य फ्लू 
चोदना शेषभावाद्वा छनह३ 
चोौदनासमुदायात्तु &-१-२८ 
चोौदनासामास्याद्ा फन३ेन२७ 
चोदनासु त्वपूर्व श्ण्हहर 
चोदने कत्वाद्राज श्प्न्न्र्‌ 
चोदितं तु प्रतीयेता १-३-१० 
चोदिते तु परार्थ ३-१-१५, ६-१-४० 
चोदितत्वाद्यथा छ्क् 
चोचन्ते चार्यकर्म ४-३१-६ 
छ 
छन्दरच देवतावत्‌ ३-२-४ १ 
छन्‍्दसि तु यथादू ६-३-१४ 
छन्दः प्रतिषेधस्तु ३-२-३८५ 
छन्‍्दोव्यतिकमा १०-भ्-८८ 
छागेन कर्माख्या दन्फ-रे 
छागो वा मन्त्रवर्णात्‌ इन्पनहे है 
ज 
जगत्साम्नि सामा १०-५-५८ 
जपाइचाकर्मसंगुक्ता: १२-४-१ 
जपो वा अग्तिसंयो इ-प-६ 
जाघनी चैकदेशत्वात्‌ ३-३ २० 
जाति तु बादरायणो छनश-५ 
जातिनें मित्तक &६-३-ऐ 


जातिविशेषात्परम्‌ 
जाति: 
जातेर्वा तत्प्रायववच 
जात्यन्तराच्च 
जात्यन्तरेषु भेद: 
जीवत्यवचनमायु 
जुहोति चोदनानां 
जुद्बादीनामप्रयुक्त 
जैमिने: परतन्त्रत्वा 

ज्ञ 
ज्ञाते च वाचनं 
ज्योतिष्टोमे तुल्या 
ज्योतिष्दोम्यस्तु 

त्त 
तच्चोदकेषु मन्त्र 
तच्चोदना वेष्टे: 
तच्छब्दो वा 
तच्छेषो तोपपद्नन्ते 
ततशल तेन सम्ब 
ततइचावचनं 
ततो$पि यावदुक्‍्तं 
तत्कालात्त्वावर्तेत 
तत्कालास्तु यूपकर्म 
तत्काले वा लिड्भदशशं 

* तत्कालो वा भ्रस्तरवत्‌ 

तत्पृथक्त्वं च दर्श 
तत्पकरणे यत्त 
तत्पकृतेर्वा 
तत्पक्ृत्यर्थ यथान्ये 
तत्मस्यज्चान्य झास्त्रम्‌ 
तत्प्रतिषिध्य प्रकृति 
तत्मतिषेषे च तथा 
वत्ाधाने वा 
तत्प्युक्तत्वे च धर्म 


सूत्र-अनुक्रमणिका 


३-१-११ 
श-४-२४ 
दिनपनदे रे 
४-२-२ 
११-४-३८ 
६०-२-५८ 
पन्ड- व 
६-६-के हे 
$ २६१०७ 


र्न्प-श८ 
४-४-३६ 
१ै०-६०६४६ 


आर 
दन४-१८ 
अ-३े-५ 
३-४-१६ 
६- १-५ 
€-१-३७ 
०-७-३४ 
42 8 282 
8 84 
परे 8 
११-३-१० 
हए-बेरप 
जैन 
घू-३-४० 
हेंटए-ह४ 
छ्ह्ड 
&-४-१७ 
&६-४-३२ 
३-४-७ 
धर 


तत्मरयुक्तस्येति चेत्‌ 
तत्मवृत्तिगं णेषु 
तत्प्रवृत्या तु 

तत्र जौहवमनुपाज 
तत्र तत्त्वमभियोग 
तज्न दान॑ विभागेन 
तत्र प्रतिहोमो न 
तत्र विश्रतिषेधाद्ि 
तब सर्वेडविशेषात्‌ 
तत्रान्यानृ त्विजो 
तत्राभावस्य हेतु 
तत्रार्थात्कत्‌ 
तत्रार्थ त्प्रतिवधनम्‌ 
तत्राविश्रतिषिद्धो 
तत्राहगंणे््थाद्वा 
तत्रैकत्वमयज्ञा 
तत्रोत्पत्तिरविभक्ता 
तत्रौषधानि चोदन्ते 
तत्‌ श्रुतों चान्य 
तत्संयोगात्कमंणो 
तत्संस्कारश्रुते 
तत्सवंत्राविशेषात्‌ 
तत्सवर्यिंगनादेशात्‌ 
तत्सर्वाथ॑ मविश्लेषा 
तत्सिद्धिः 
तथा5ग्निहविषो: 
तथाश्ूवंम्‌ 
तथा$मिधानेन 
तथा55ज्यभावार्नि 
तवथा&शिरे 

तथा कर्मोषदेश: 
तथा कामोडर्थंसंयो 
तथा चर ज्वलनम्‌ 
तथा च लिड्भरम्‌ 


९१९ 


€-१-१६ 
पन्‍्रैन्टर्‌ 
१२-२-२५ 
हक 
१-३-२७ 
१०-३-५० 
६-४- ४० 
इ-शन्श है 
ड-३-२७ 
१०-२-४० 
छ-४-२ है 
३-७-२१ 
३-५-४२ 
&-२-५ 
१०-६-७५ 
08 ४४४ 
४-१-४२ 
अ-४-रेश 
१०-१-४० 
३-७-४० 
१०-८-३० 
३-४-३४ 
४-३-१३ 
३े-३-रे४ 
(रे 
अर] 
५-१-२६ 
रे-७-५ 
१०-१-१६ 
१६-३-४० 
११-१-१७ 
ज आड़े 
६०-१-५७ 
अजुलए के 


९२० 
तथा च लिज़ुंदशंतम्‌ू. १०-१-४४, 
१०-३-६१, १०-५-७२ 
तथा च लोकभूतेषु ४-१-६ 
तथा च सोमचमस: १०-३-६८ 
तथाचात्याथद्शनम्‌* ४-ब-३ १ 
तथा चान्यार्थदर्शन॑ कामु ११-१-५७ 
तथा तद्ग्रहणे स्थात्‌ १०-७-३२ 
तथा द्रब्येषु गुण है 3: 32. 
तथा निम॑न्थ्ये रैं-हर्‌ 
तथान्त: ऋतुयुक्तानि ६-२-३० 
तथा पय: प्रतिषेध: शक्ल 
तथा पूवंवति स्थात्‌ फनरेन२७ 
तथा फलाभावात्‌ (523 
तथा भक्षप्रैषा इन्‍्प-र८ 
तथामिघारणस्य १०-३५ 
तथा भूतेन संयोगादू १०-३-१० 
तथा याज्या पुरोढचो: 22230] 
तथा यावदुक्‍तमा शरजूड 
तथा यूपस्प वेदि: े-छ-१३ 
तथावमृथः सोमात्‌ ७-३-१२ 
तथा ब्रतमुपेतत्वात्‌ 3 आं 2 
द्था वारेष्वपि छ-रे-हे रे 
तथा सोमविकारा श्न्ण्रद्‌ 
तथा स्यादघ्वर १-र२-१५ 
तथा स्वा।मनः फल इन्हेन२१ 
तथा हि लिज्जदक्षेनम्‌ #ह२-३६ 
तथाह्लानमपीति ३-२-५ 
तथेतरस्मिनू ८-३-३५, १०-७-५४४, 
११-१-४२, 
१२-२४ 


१. इन स्थानों पर भी देखें-- 


६-१-रेक, ६-४-१५, ६-७-१०, ब-९-३१, प-३े-४, ६२-१८, १०-८-४६, 
११-१-६६, १६१-२-४५, ११-२-१५, ११-२-२४, 


१०-८-४८, ११-३-४४, 
१६-४-३, ११-४-२३। 


मीमांसा-दर्शन 


तथेह्ाषि स्थात्‌ दन्हेनबे० 
तथेहि कई ४७, २७ 
तथैकार्थ॑विकारे १०-७-६ १ 
तथोत्तरस्यां तत्ती कब 
तथोत्थान विसर्जते ३-२-१० 
तथोत्पत्तिरितरेषां ७-इे-३२ 
तदकमंणि च ६न्दे-रे 
तदसेक्षं च द्वादशत्वस्‌ जि 
तदभावेजरनवदिति क+२- ३४ 
तदभ्यास: समास: हक 
तदर्थत्वात्प्रयोगस्य ई-३े-३े५ 
तदरथेमिति चेन्न ६०-5-३ 
तदर्थवचनाच्च भ्४-७ 
तद्थशास्त्रात्‌ इह९-३३१ 
तदष्टसंख्यं श्रवणात्‌ ४- १-४६ 
तदशक्तिइचानुरूप १-३-२८ 
तदा5वसबेष्‌ स्यात्त 53% 
तदार्यों वा प्रकरणों इ>एएह 
तदादि वा5भित्म्बन्धा ४० (नर 
तदावृत्तं तु जेमिनि करे 
तदुक्तदोषम्‌ श्र 
तदुक्तित्वाज्च द६-१-७ 
तदुक्वे श्रवणा ब-र-र५८ 
तदुत्पत्तेर्वा प्रवचन श्रूरे-र४ 
तदुत्पत्तेस्तु निवृत्ति की 
तदुत्सर्गे कर्माणि केक 
तवुपहुत उपाह्नयस्वे ३-५-४१ 
तदुद्वव्यं बचनात्‌ श्नर्ड 


तदेकदेशों वा 
तदेकपात्राणां समवा 


तदुगुणाद्वा स्वधर्म : 
तदुगुणास्तु विधीये 
नद्देशानां बाउग्र 
तदश्ञानां वा संघात 
तद्भुतस्थानाद 
तद्भूतानां क्ियार्थेन 
तद्भेदात्कम॑ णोउम्यासो 
तथुक्त च कालभेदात्‌ 
तथुक्तस्येति बेत्‌ 
तथुक्ते च प्रतिषेधात्‌ 
तद्ुक्ते तु फलश्रुति 
तदपत्वाच्च शब्दा 
तद्बचना द्विकृती 
तद्वच्च देवतायां 
तदृचच्च लिज़ुद्शंतम्‌ 


तद्चच्च क्षेघवचन 
तद्वत्सबनान्तरे 
तद्र्ज तु वचन 
तद्निकारेब्प्यपूर्व 
तद्व्यपदेशं च 
तद्धति: शब्दास्नेति 
तद्धि तथेति चेत्‌ 
तन्त्रमध्ये विधानाद्वा 


तन्त्रिसमवाये चोदनातः 
तन्‍्त्रीणां प्रकरणात्‌ 
तन्नित्यं तच्चिकीर्षा 
तम्तित्यवच्च पृथक्‌ 
तनन्‍्यायत्वाददू 
तनन्‍यायत्वादशक्ते 
तपएच फल सिद्धि 
तस्म्राच्च विप्रयोगे 
तस्मिन्पेषणमनर्थ 


सूत्र-अनु क्रणिका 


ह०७-५१ 
कऋ ड़ 
3 
22320 
११-३-२४ 
१२ 
ए०९-३६ 
४२-१-४७ 
ध्श्श्र 
इ-छन२७ 
३-७-६ 
६-४-३ 
१-१-१७ 
१०-प-व है 
रेजेकल४र 
हिंद 5 
३-४-१५ 
ेनईनरे ० 
डक 
कर लहूर 
श्-4ब-५ 
न] 
१९३९७ 
१२-१-३, 
१२२०-१७ 
23. 
१०-प-४० 
०३-१७ 
फन्‍्बे- रे 
शर-प३ 


इप-& 


१९८४३ 


तस्मिन्संज्ञा विशेषा: 
तस्तिन्स॑स्का रकर्म 
तस्मिन्सोम: प्रवर्ते 
तस्मिंस्तु शिष्ममाणा 
तस्पिंइ्च फलदर्या 
तस्मिश्च श्रपणथुतते: 
तस्य च क्रिया ग्रहणा 
तस्य च देवता 
तस्य निमित्तपरीष्टि: 
तस्प च पात्रदर्शनात्‌ 
तस्य घेनुरिति गयां 
तस्य रूपोपदेशाभ्यास 
तस्य बाष्प्यनुमानिक 
तस्यां तु वचनादे 
तस्यां तु स्यात्‌ 
तस्याग्रयणादू 
तस्योपदेशसमाख्या 
तस्योभयघा 
तादर्श्यात्कर्म 
तादर्ध्याद्रा तबा 
तादर्थ्येन गुणार्थ 
तानि द्वैध गुण 
ताभिश्च तुल्यसंख्या 
वाभ्यां वा सह 

तासां च कृत्स्तवचनात्‌ 
तासापग्नि: प्रकृतितः 
तुल्य॑ चर साम्प्रदायिक 
तुल्प॑ तु कतृंधर्मेण 
तुल्यत्वात्‌ ऋषयो 
तुल्थ॒धमंत्वाच्च 
तुल्पवच्च प्रसंख्या 
तुल्यवच्चाभिघाय 
तुल्यश्र्‌ तिध्वाह्ववरे: 
तुल्य: सर्वेषां पश्चु 


९२२ 


तुल्या च कारणश्रुति 
तुल्या च प्रमतागुणे 
तुल्पानां तु यौगषय 
तुल्येषु वाधिकार: 
तुचे वा लिख्भ 

तूचे स्पात्‌ श्रुति 
तृतीयसवने वचनात्‌ 
तेन चर कर्म संयोगात्‌ 
तेन च॒ संस्तवात्‌ 

तेन त्वर्येत यज्ञस्थ 
तेनोत्कृष्टस्य 
तेनोत्पत्तिकत्वात्‌ 
तेषां चंकावदानत्वा 
तेषां तु बचनाद्‌ 
तेषां वा हृचवदानत्वें 
तेषामप्रत्यक्ष 

तेषाम्‌ ग्यत्रार्थवशैन 
तेषामौत्पत्तिक 
तेषामर्थेन सम्बन्ध: 
तेषु समवेतानां 
तेष्वदर्शनाहिरोध 

ते सर्वार्षा: प्रयुक्तत्वाद 
त्रयस्तथेति चेत्‌ 
अयाणां द्रव्यसम्प 
अयोदशरात्रादिषु 
ज्िशच्च पराथंत्वात्‌ 
ज्रिकस्तूचे झुर्ये 
तज्रिवत्सइच 

ब्रिवृति संख्यात्वेन 
त्रिवृद्ददिति चेत्‌ 
अ्यद्भुर्वा शर 
अ्यनीकायां न्‍्यायो 
त्वष्टारं तूपलक्षयेत्‌ 


मीमांसा-द्शन 


-४-३६ 
श्म्नडेन्प 
११-१-५५ 
4 
श्ण्प्नर 
8 
१०-४-४४ 
फ-रै-रे३े 
हुह।६ुन३५ 
१-३ 
क्डूर्‌ 
७-२-५ 
१०-२७ 
१०-२-३६ 
१०-७-४ 
हैं तक 
स्नश्न्र्श 
छ-रेर८ 


१०-६-१२ 
१०-६-१७ 
१०-७-११ 
१ ०-४-७७ 

३-२-३४ 


द 
दक्षिणाकाले यत्स्वं 
दक्षिणायुक्ततचताचच 
वदक्षिणे>नौ वरुण 
दचिग्रहो ने मित्तिक 
दधि वा स्थात्‌ 
दघ्घिसंघातसामा 
दघ्नस्तु गुणभूत 
दध्त: स्यान्मूतिसामा 
द्विहोमो यज्ञाभिघा 
दर्शनमैष्टिकानां 
दर्शनाच्चान्यपात्र 
दर्शनात्काललिड्भानां 
दर्शनादिति चेत्‌ 
दश्शताहिनियोगः 
दर्शनाईँकदेशे 
दर्वंपुर्ण मासयो 
दर्शयति च 
दशत्वं लिज्भदर्श 
दछपेये क्रियप्रति 
दशमविसगंवचनाच्च 
दश्शमे5हनीति 
दातुस्त्वविद्यमान 
दाने पाकोः्थ॑लक्षण: 
दीक्षाकालस्यशिष्ट 
दीक्षाणां चोत्तरस्य 
दीक्षादक्षिणं तु 
दीक्षापराधे चानुग्रहात्‌ 
दीक्षापरिमाणे यथा 
दीक्षासु विनिर्देशा 
दीक्षितस्य दानहोम 
दीक्षिताइदीक्षित व्यय 
दीक्षोपसदा' च संख्या 
दूरभूयस्त्वात्‌ 


सूत्र-अनुक्रणिका 


दुष्ट: प्रयोग इति ८-३-३२, ११-१-३६ 


दृश्यते २-१-२३ 
देवतया वा नियम्येत छ-३े-र 
देवता तु तदाशी ६-३-३७ 
देवता वा प्रयोजयेद ह-- 
देवतायां च तदर्थ ६-३-१६ 
देवतायाइच हेतुत्वे १०-१-२६ 
देवतायास्त्वनिर्वेच १०-प८-५२ 
देवताश्रये च ६-२-१६ 
देशपृथक्त्वाच्मत्त्रो १२-१-४४ 
देशबद्धमुपांशुत्व॑ ६-१-२० 
देक्षमात्रं वा प्रत्यक्ष ३-७-१६ 
देशमात्र वाउशिष्टे ३-७-१४ 
दैक्षस्य चेतरेष बन्टेह्ईे 
दैवतै वेंककर्म्यात्‌ भ-२-११ 
दोकात्तु बेदिके ३-४-३३ 
वोषात्त्विष्टिलौकिके ३-४-२८ 
दोहयो: कालभेदाद ३-६-श८ 
द्यावोस्तथेति चेत्‌ 8-३-२२ 
द्रवत्वं चाविशिष्टम्‌ ब-२- १८ 
द्रव्यं चोत्पत्तिसंयोगात्‌ ३-११ १ 
द्रव्यं वां स्थाच्चोदना स्रेनरर 
द्रब्यगुणसंस्कार ३-१-३ 
द्रव्यत्वेषपि समु १२-४-११ 
द्रव्यदेवतं तथेति ११-२-८ 
द्रव्यदेवतावत्‌ १२-२-२६ 
द्रव्यवत्त्वात्तु पुंसा ६-१-१० 
द्रब्यविकारं तु पूर्व १२-४-१० 
द्रव्यविधिसन्नि १०-३-३६ 
द्रव्यसंख्याहेतु &-१-११ 
द्रब्यसंयोगाच्च ३-४-२३ 
द्रव्यसंयोगाच्चोद ... २२-१७ 
द्रव्यसंस्कारकर्म ४-३-१ 


द्रब्यसंस्कारविरोधे ६-३-३८ 


द्रव्यसंस्का रप्रकरणा 
द्रव्यस्यथाकमं काल 
द्रव्याणां कर्मसंयोगे 
ड्रब्याणां तु क्रियार्थावां 
द्रव्पाणि त्वविशेषेणा 
द्रव्यादेशे तद्‌ 
द्रव्यान्त रबद्ा 
द्रव्यान्तरे कृता्थ 
द्रव्यान्तरेडनिवेशाद 
द्रव्येष्वा रस्मगासि 
द्रब्यैकत्वे कर्म भेदात्‌ 
द्रब्योत्पत्तेश्चो भयो: 
द्रब्योपदेश इति चेत्‌ 
द्रव्योपदेज्षाद्ा 
दयोविधिरिति चेत्‌ 
द्योस्तु हेतुसामर्थ्य 
द्ादशशत वा प्रकृति 
ढादक्षाहस्तु लिज्ात्‌ 
द्वादक्ाहस्य ब्यूढ 
ह्ादगाहस्य सत्रत्व 
द्रादशाहिकमहमयंणे 
द्वादशाहे तत्प्रकृति 
द्वादशाहे तु वचतात्‌ 
ह्वित्वनहुत्वयुक्तं 
द्विपुरोडाणायां स्पाद 
ह्विविभाग: स्याद्‌ 
ढिरात्रादिनामेका 
द्वेष्पे वा चोदना 

ृँघं वा तुल्य 
द्वेयहकाल्य तु 
इचर्य॒त्वं च विप्रति 
इच्चाधानं च ब्वियज्ञ 
दृच्चाम्नातेष्‌भौ 


९३ 


इ-प-रे० 
ई््कनर 
हे के 8 
ड-बेनप 
ही] 
७-३-१६ 
११-४-४६ 
११-४-४४ 
दनरे-२० 
१०-४-२७ 
रे-४-१६ 
५30४४ 
बहजह 
घनई- भू 
७-३-१० 
ड- १-८ 
६-७-१५ 
६-५-२६ 
१०-५-७६ 
१०-६-६० 
छ-४-१३ 
११-४-१६ 
१०-६-६६ 
रेने-१छ 
ह०्जन्दु 
१०-७-२० 
ऋज्र5 
१०-रूडड 
श्ल्ल््ा 
हलत्र्३े 
७-१-६ 
श्र 
देनघ-१७ 


सीमांसा-दर्शन 


६032 
घ 
धर्मंमात्रे तु कर्म २-१-६ 
घर्ममात्रे त्वदशेना ११-१-२८ 
धर्म॑विप्रतिषेघान्च ३-३-३६ 
घर्मेस्य शब्दमुलत्वाद्‌ १-३-१ 
धर्मस्पार्थक्ृतत्वाद्‌ ६-२-४० 
चर्माह्मा स्थात्‌ ३०-८-५ १ 
घर्मानुप्रहाच्च ८-२-२३ ८-१-३६,४२ 
धर्मोपदेशाच्च न हि इ-३-४ 
भारणार्श त्वास्सोमे १२-१-१६ 
धारणे च पराथेत्वात्‌ ६-४-२७ 
धारासंयोगाच्च १०-श-६४ 
च्रुयेंष्वपीति चेत्‌ ३०-श-२४ 
भ्रौवाद्वा सर्वंसंयों १०-प-४ ८ 
न 

न ऋग्व्यपदेशात्‌ फ्श््ड्ञ 
न कमंणः परार्थ ११-४-१३ 
न कर्मसंयोगात्‌ १०-४-४४, 
है१-३१२८ १२६६८२४ ७४१ 
न काम्यत्वात्‌ ६-१-३१ 
न कालभेदात्‌ ११-४-३७ 
ज़् कालविधिश्चो ३-२-६ 
न कालेम्य उपदि ६-२-२६ 
न इृत्स्नस्प पुन: ११-३-३१ 
न क्रिया स्यादिति १-३-३४ 
६ न मुणादर्थकृत ९-४-३ 
न गुणार्थत्वात्‌ श२-१-२८ 
न गुणार्थ॑स्वाप्राप्ते १०-प-ोई० 
ने चाज़ुविधिरज्े १०-३-४५ 
न चानज्ध सकृ १०-८-५६ 
न चाविशेषाद्‌ १०-३-२६ 
न चेदन्य प्रकल्प १०-घ-७ 
न थेक॑ प्रति शिष्यते २-७- १८ 
ते चैंकसंयोगात्‌ ६-४-५३ 


न चोदनातो हि &-१-४ 
ने चोदनापृथक्‌ ११८३-४१ 
न चोदनामिप्तस्ब १०-२-६५ 
न चोदनाविधिशेष ११-२-६ 
न चोदनाविरोधात्‌ ६-४-६, ६-८-३ ३ 
न चोदनाविरोधाडवि: ३-४-६९ 
न चोदनैकत्वातू १०-८-७२ 
न चोदनेकवाक्य ११-२-५३ 
न चोदनैकार्थ्यात्‌ ३-६-४५ 
न चोदितत्वात्‌ 

न तत्प्रघानत्वात्‌ 
नतत्र ह्मचोदित्वात्‌ 
न तत्सम्बन्धात्‌ 

न तदर्थत्वाल्लोकवत्त 
न तदाशीष्ट्वात्‌ 

न तदीप्सा हि 

न तद्भूतवचनात्‌ 

न तद्॒त्ययोजनै 

न तद्ाक्यं हि 

न तललक्षणस्वादु 

न तस्यादुष्टत्वाद 

न तस्थानधिकाराद 
न तस्थेति चेत्‌ 
नतुल्यत्वात्‌ू ३-६-७, १०-७-३१ 
न॑ तुल्यहेतुत्वादुभ श०-फ-रे 
न तृत्पन्ते बस्य €-४-२६ 
न त्वश्षेषे वैगुण्यात्‌ ६-४-११ 
न त्वनित्याधिकारो 
न त्वाम्नातेषु 

न त्वेतत्प्कृति 

न दक्षिणा शब्दात्त 
न देवताग्विशब्द 

न देक्षमात्रत्वात्‌ 

न दचर्थत्वात्‌ 


सूत्र-अनुक्रमणिका 


न॑ नास्‍्ना स्थाद 
न नित्यत्वात्‌ 

न॑ निर्वापशेषल्वात्‌ 
नपक्तिनामत्वात्‌ 
न पदार्थ॑त्वात्‌ 

न पूर्वत्वात्‌ 

न पूर्ववत्वात्‌ 

न प्रकृतावकृ 

न प्रकृतांवपीति 
न प्रकृतावज्ब्द 

न प्रकृते रशास्त्र केकलकुद 
न प्रकृते रेकसंयो 

न प्रतिनिघौ सम 

न प्रयोगसाधारण्यात्‌ 
न प्रसिद्धग्रहण 

न प्रार्ड्नियमात्‌ 

न भक्तित्वात्‌ 

न भत्तित्वादेषा 

न भूमि: स्यात्‌ 

न मिश्रदेवतात्वा 

न यज्ञस्पाश्रुतित्वा 

न लौकिकातामा 

न बाउज्ञभूतत्वात्‌ 

न वाध्नारम्यवाद 

न वार्ड्धान्तरसंयोग 
न वाविरोधात्‌ १२-२-३६ 
न वाध्सम्बन्धात्‌ अरे 
न बाइकमंपृथक्‌ ११-२-२० 
न वा कल्पबिरोधात्‌ ध्ध्न्रर 
न वा कृतत्वात्‌ १२-१-४३ 
ज्॒ वाक्यशेषत्वात्‌ पन्है८ 
न बाक्यशेषत्वद्गुणा कन्ब-र३ 
न वा क्रत्वभिधाता छउन्ब-१५ 
न वा तासां तदर्थ ३-६-१२, ३े-६-१७ 


न वा परार्थत्वा 

न वा प रिसंख्यानात्‌ 
न वा पात्रत्वाद 

न वा प्रकरणात्‌ 

न वा प्रधानत्वा 

न वा प्रयोगसम 

न वार्थधरमत्वात्‌ 

न वा दब्दकृत्तस्वा 
न वा शब्दपुथक्त्वा 
न वा संयोगप्‌ थक्‍्त्वा 
न वा संस्कार 

न वा स्यादुगुण 

न वा स्वाहाकारेग 
न बिशतो दक्षेति 

न विधेश्चोदित 

न वैदिकमर्थे 

न वंश्वदेवो हि 

न वोत्पत्तिवाक्य 

न व्यथेत्वात्सबं 

न शब्दपूर्वेस्वात्‌ 

न झब्देकत्वात्‌ 

न झास्त्रपरिणाम 

न झास्त्रलक्षणस्वात्‌ 
न शेषसन्निषानात्‌ 
न श्रुतिप्रतिषे बात्‌ 


है 


श०-ड-पू० 
३-७-३३ 
ड-श्न३्४ड 
हाय 
१०-१-७६ 
६-द-बे७छ 
छ-४-१७ 
२-६ 
१०-७-२६ 
दनप्न्रेद 
श्ण्न्ब्श्र 
१०-४-४८ 
द-४-१ १ 
ब-३-है४ 
१8-१<%६ 
७-३-२६१ 
७-२६ 
११-३-११ 
७-३-११ 
श०-८- ३१ 
४-रे-रे हे 
श-रे-६ 
११-३-३७ 
ड-१-३० 
११-३-४३ 


न श्रुतिविप्रतिषे ३-६-२४, ४-८-१६ 


न श्रुतिसमवायित्वा 
न संयोगपृथक्त्वा 
न सन्निपातित्वाद 
न समत्वात्पप्राज 


क्लज्र 
१२-१-२३ 
हर्ाचूड 
श्ह्ड््ह्र्‌ 


न समवायात्‌. ६-२-१२, ६-१-३६, 


न सर्वेस्मिस्तिवेशात्‌ 
न सर्वेधामधिकारः 


११-२-४३ 
रैनरेट9 
बे-छ-रे५ 


९२६ 
न स्पादेशान्तरे १-३-२० 
न स्थाद्विशये तच्त्या १०-६-२० 
न स्वामित्व हि इ-६-२० 
नाध्नज्ुत्वात्‌ ३-३० 
ना$प्रकरणत्वाद औवं5एुद 
नाश्शब्दं तत्ममाण अं हैनटआ 
नाञसन्नियमात्‌ ई-वरर 
ना कृतत्वात्‌ श-१-१० 
ना चोदितत्वात्‌ &६-२-६० 
नातत्संस्कारत्वात्‌ $ 8: 323 
नादवृद्धिपर १-९-१७ 
नादानस्थानित्य द-७-(२ 
नाधिकारिकत्वात्‌ ६-२-५६ 
नानर्थ॑कत्वात्‌ इन्रेनरे७ 
नानाबीजे एकमुलू ५-२-१३ 
* लानार्थ॑त्वात्सोमे १२-१-८ 
नाना वा कतु भेदात्‌ ११-२-४५ 
लाना हानि वा पन्रेन 
नानुक्तेथन्याथंदर्श ४ । 
नान्यार्थत्वात्‌ १२-१-४६ 
नाश्रकरणत्वात्‌ 
नामघेये गुणश्रृते: १-४-६ 
नामरूपधर्म विज्वेष रेड 
नाम्नस्त्वौत्यत्तिक फन्रे-रे 
नार्थपृथबत्वातू ४-३-७, १ १-१-१५ 
नार्चासावात्‌ १०-७-६० 
नार्थाभावात्‌ श्रुते: ७छ-२-८ 
नावृत्तिधमंत्वात्‌ १०-४५-२१५ 
नाशिष्टत्वादितर ११-३-२६ 
नाशेषभूतत्वात्‌ ६-४-१५ 
नाश्रुतत्वातू १०-७-२६, १२-१-३६ 
नाश्वृतित्वातू €-१-१७, १२-३-१२ 
नासंहानात्कपाल १०-१-२६ 
नासन्निधानात्‌ ७-१-१५ 


मीमांसा-दर्शन 


नासमवायात्‌ 
नासमबायात्त्रयोजने 
नासम्भवात्‌ 
नासामर्थ्यात्‌ 
निकायिनां च पूर्व 
निगदों वा चतुर्थ 
नित्यत्वाच्चानित्यै 
नित्यधारणाद्वा 
नित्यधारणे बिकल्पो 
नित्यदच ज्येष्ठशब्द 
नित्यस्तु स्याहशव 
नित्यानुवादों वा 
नित्यो वा स्यादर्थ 
निमित्तविधानाहा 
निमित्तार्थे च 

नियत वार्थवत्त्वात्‌ 
नियमस्तु दक्षिणात्रि: 
नियमार्थ: क्वचिद्विधि: 
नियमार्था गुणश्रुति: 
नियमार्था वा पुनः 
नियमो बहुदेवते 
नियमो वा तन्निमित्त 
नियमो वा श्रृतिव्ज्लेष 
नियमो वेकार्थ्य 
नियमों वोभयमागि 
निरवदानात्तु शेष: 
निदिष्टस्येति चेत्‌ 
निर्देशवस्य गुणार्थ 
तिर्देशाच्छेषभक्षो 
निर्देज्षात्तस्या 
निर्देशात्तु पक्षे स्थात्‌ 
निर्देशात्ु बिकल्पे 
निर्देश्ात्तु बिकृता 


निर्देशाद्वाउन्यदा 


०१०१२ 
४-३-३१ 
&-४-५ 
द््फरेरे 
१-१६ 
२-१-३८५ 
६-७-४ 
१२-४-३१ 
१२-४-३० 
"४-8 
स्व 
१०-७-३६ 
४-४-११ 
१०-५-६१ 
६-१-२७ 
इ्न्प-२७ 
३-७-३६ 
छ्ड्ज९ 
रैनइिन्ँ० 
ज-र-र४ 
&-३-४३ 
सत्र 
€-१-भरे 
६-फ-३५ 
&३े-८ 
रे-४ड-३८ 
१२-१-३८ 
& अब 
इन्ड-ड 
४-श-र२& 
कु 
3 30 0 
रैन्नन्रे१ 
घ्न्षर 


यूत्र-अनुक्रमणिका 


निर्देशाह्या तद्धर्म: ६-७-र२८ 
निर्देशादा त्रयाणां ६-१-२६ 
निर्देशाद्ा वैदिकानां १२-२-३ 
निर्देशा व्यवतिष्ठेत्‌ ३-६-३४ 
निर्देशाद्वा व्यवतिष्ठे रन्‌ &६-२-४७ 
निर्देशों बाउनाहित इ-प-& 
विर्मच्ध्या दिपु चैवम्‌ छन्‍्३ेन्श्८ 
तिर्बपणलक्त ११-४-५५ 
निवीतमिति मनुष्य क४5 
निवृत्तिदर्शनाच्च ३-७-१२ 
विवृत्ति्बाज्थलो ६-२-३७ 
निवृत्तिर्वा कम भेदात्‌ पनहैन्र४ 
निशियज्ञे प्राकृत क7“३२४ 
निष्कासस्यावम्‌थे १२-२7 
निष्क्रयवादाच्च ६४-३३ 
निष्कयरच तदज़ू 30% 
निष्पन्नग्रहणान्नेति क-्दे-२९ 
नेच्छाभिधानात्तद इंब-रछर 
नेतराथेत्वात्‌ छ््र! 
नैकत्वात्तस्थ चानधि झ्््य 
नैकदेशत्वात्‌ू. ३-६-२२, ११-२-१३ 
नेकव्यपदेशात्‌ इ्क्ताएका व 
नैमित्तिक तु है-६-१० 
नैमित्तिक तूत्तरा ६-२-२३ 
नैमित्तिक वा कते ३-३-३२ 
नैमित्तिकमतुल्य ३६-३६ 
नैमित्तिके तु १०-२-६७ 
नैमित्तिके विकारत्वात्‌ ह-३-४ 
नेष्कतुकेन संस्त्वात्त्‌ 

नोत्तरेणकवाक्य 

नोत्पत्तिगब्दत्वात्‌ 

नोत्पत्तिसंयोगात्‌ 

नोत्पत्तो हि 

नोपदिष्टत्वात्‌ 


न्‍्यायविश्रतिषेधा 
न्यायानि वा प्रयुक्त 
न्यायोक्‍ते लिझज्जुदर्श नम्‌ 
न्यायो वा कर्म 

प्‌ 
पक्षेणार्थ कृतस्पेति 
पक्षेषरेति चेत्‌ 
पल्षे वोत्पन्‍्नसंयोगात्‌ 
पक्षे संख्या सहखकत्‌ 
पञ्चशरावस्तु द्रव्य 
पञुचशारदीया 
पछ्चसंचरेष्वर्थ 
पत्वीसंयाजान्तत्वं 
पदकर्माप्रयोजकम्‌ 
पयोदोषात्पञ्च 
पयो वा कालसामा 
पयो वा तत्पधान 
परक्ृतिपुराकल्प 
परल्तु श्रुतिसामान्य 
पराक्छब्दत्वात्‌ 
पराथंत्वाच्च शब्दा 
परार्थत्वाद्‌ गुणानां 
परार्थान्यिको यजमान 
परायें न त्वर्थ 
परिक्रवश्च ताद 
परिक्रयाच्च लोक 
परिक्रयार्थ वा 
परिक्रयाविभागाहा 
परिक्रीतवचनाज्च 
परिधिद्वंरथत्वादु 
परिसाण चानियमेन 
परिसंख्या 
परिसंख्याथ श्रवर्ण 
प्रुषिदितपूर्णघृत 


९२७ 


#-२-२५ 
ब्स्क्क्र 
हैसा+ डे 
६-९-४४५ 


रेन३-श८ 
३इ-७३४ 
डनब-१३ 
१०-६-३७ 
६-४-२८ 
११-२-श५२ 
७-१-१७ 
ह-हन्स्ह 
४१-२५ 
६-१-६ 
६२-१६ 
फ्ल्र्न्द्रु 
दन्छनरद 
$30 282 
५ 3 2 
६-२-७ 
१-४-१६ 
१२-४-३२ 
६-२-४४ 
आई 
१०-३-५१ 
१०-२-२३ 
(१०-६-६७ 
१०-२-२५ 
4९-१०२६ 
११-१-३१ 
२-४२ 
छन३-रर 
३-४१ १ 


९२८ 
परेणाशदनादीक्षितः 
परेषां प्रतिषेध: 
परेषु चाग्रदवब्दः 
परो नित्याश्ुवाद: 
पर्यग्निकरणाल्न 
पर्यग्निकृताना मुत्सर्गे 


पर्यास इति चा 
पवमानह॒विष्वैक 
पवमाने स्यातां 
पशावनालम्भ 
पशाक्‍पीति चेत्‌ 
पशावेकह॒विष्टवं 
पशुगणे कुम्मी 
पश्लुगणे तस्य 
पशुचोदनायाम 
पशुत्वं चैकशब्दात्‌ 


पशु: पुरोडाशविकार: 


पशुसवनीयेषु 
पशुस्त्वेव॑ प्रधान 
पश्ोइच विप्रकर्ष 
पश्ौ च पुरोडाशे 
पशौ च लिज्जदर्श 
पञ्नौ तु चोदर्नंक 
पशौ तु संस्कृते 
पढ्वजूं रशना 
पहचजु वार्थकर्म 
पद्वतिरेकइच 
पश्वतिरेके चंकस्य 
पहवभिधानाद्ा 
पदवानन्‍्तर्यात्‌ 
पाकस्य चान्तकाररि 
पाणे: प्रत्यज्भभावा 
पाणेस्त्वश्रुतिभरूत 


मीमांसा-दर्शन 


भ-३-२६ 
१०-२-६६ 
१०-४-६७ 

&-४-३४ 

फुल 

€-४-४५, 
१-९० ४३६ 
0 का 
११-४-१२ 
१०-४-१६ 

ड-१-२७ 
5 के 

हिए-सर्टी: 
04 आक। 

48 मर 

दन्घनरे० 

$४४ ४5: 

पर२-१० 
53 

६-४-१५ 
5420 322 
44828 

क्हज्डुर 
११-२-१७ 
528: 222 

४-४-२२ 

ड-४-२७ 
११-४-२८ 
प्न्य्ल्र 

हक का | 

चघ-२-१७ 
१०-३-३७ 

६-६-१४५ 

११-८६) 


पात्नीवते तु पूर्ष॑ २-३-१६, ३-२-३२ 


पात्रेषु च प्रसजज: 
पानव्यापच्च तद्गत्‌ 
पार्वेणहो मयोस्त्व 
पाशुक वा तस्य 
पितृयज्ञः स्वकालत्वा 
पितृयज्ञे तु दर्शनात्‌ 
पितुयज्ञे संयुक्तस्थ 
पुनरभम्युच्नीतेषु सरबे 
पुनराधेयमोदन 
पुरस्तादैन्द्रवाय 
पुरुषकल्पेन वा 
पुरुषश्च कर्मार्थ 
युरुषापनयात्स्व 
पुरुषापयनों वा 
पुरुषार्थेकसिद्धि 
पुरोडाशस्त्वनि्देशे 
पुरोडाशस्थ च 
पुरोडाशाभ्या 
पुरोधनुवाक्याधि 
पूर्व॑ च लिज्जदर्शनात्‌ 
पूर्वंबत्त्वाच्च शब्दस्य 
यूवंवन्‍्तो5विधाता 
पूर्वस्मिइलामन्त्र 
पूव॑स्मिदचावर्भूथ 
पूर्वस्थ चाविशिष्ट 
पूर्वश्च तुल्यकाल 
पृथकत्वनिवेज्ञात्सं 
पृथक्‍त्वाद्विघितः 
पृथक्त्वादृव्यव 
पृथक्त्वे त्वभिधान 
पृथुइलक्ष्े चाप्नपूष 
पृषदाज्यवद्वाउह्नां 
पृषदाज्ये समुच्चय 


रह हूं ० 
रेन४-३२ 
६-२-५१ 

१२-२३ ६ 
ड-४-१६ 
६४८46, 
६-प-१० 
दल, 
६-४-२६ 

१०-४०७० 
रबर 

३े-१-६ 

१०-२-२० 

१०-२-१६ 

ख्ल्स् 
भ४-१६ 
फनरनहि 

१०-घ-३४५ 
३-७- ४४ 
४-रे-२३ 
€-४-५० 
१०४-१७ 

१०-३०१७ 

£5 4 अ आ 
करे 
१०-प-प 
है 2 4 

5445 0 

"३-६ 
४-४-३४ 

१०-१-१५ 

१०-६-६४ 

१०-७-६६ 


सुत्र-अनुक्रमणिका 


पृष्ठार्थेप्न्यद्रथ १०-४-४२ 
पृष्ठार्थे वाइतदर्ये १०-६-२५ 
पृष्ठाथें वा प्रकृत्ति १०-६-१६ 
पृष्ठे रसभोजन १०-६०२७ 
पृष्ठ्यस्य युगपद्ठि श्र-इ्न 
पृष्ठचावृतों चाग्र १०-५-५५ 
पौर्णमासीवदुपांशु र्न्रन6 
पौर्णमासी वा ५४११ 
पौर्ण मास्या मनियमो ६-१-३० 
पोर्णमास्युष्व॑ अन्ड-१७ 
पोर्वापरंड्चाम्यासे १०-३-२७ 
पौर्वापयें पूर्व ६-श-श४ 
पौष्ण पेषणं विकृतों ३-३-३३ 
प्रकरण तु पौणणमा लक । 
प्रकरणविज्येषाच्च &-३-९७ 
प्रकरणविश्लेषात्तु ३-६-६ 
प्रकरणविश्ञेषादसं ३-७-१ 
प्रकरणविशेषाद्रा ३-४-१५ 
अ्रकरणशब्दसामान्या है 8 
भ्रकरणात्तु काल: शन-४ 
प्रकरणादिति चेत्‌ ड-३-३४ 
अ्रकरणाद्वोत्पत्त्य ३े-छन्‍२६ 
प्रकरणान्तरे प्रयोजना र्झेरेड 
प्रकरणाविभागादुभे शे-२-१८ 
प्रकरणाविभागाद्ा बं-ह2 
प्रकरणाविभागे च ४-५ 
प्रकरणे सम्भवन्तपकर्षों.. १-२-२४ 
प्रकरणो वा दब्दहेतु ६-५-४६ 
प्रकृतस्य गुणश्रत्तो हक 
प्रकृतिदर्शनाज्च १०-श-३े८ 
प्रकृतिलिज्भुसंयोगा १०-४-१ 
प्रकृतिवष्त्वस्य चानुए १०-३-२ 
प्रकृतिविकृत्योइच ५8 3 
प्रकृति: कालास्ते: ११-३-४८ 


अ्रकृतेरिति चेत्‌ 
प्रकृतेश्बाविकारात्‌ 
प्रकृते: पूर्वोक्तित्वाद 
प्रकृतो चाइभावदर्शनात्‌ 
प्रकृती तु स्वशब्द 
प्रकृतौ यथोत्पत्ति 
प्रकृतौ वाउद्विस्क्तत्वात्‌ 
प्रकृती वा शिष्टत्वात्‌ 
प्रकृत्यनुपरोघाज्च 


प्रकृत्यर्त्वात्‌ 
प्रकृत्या च पुवंचत्त 
प्रकमात्तु नियम्ये 
प्रक्रमाद्या नियोगेन 
प्रख्यामावाच्च 
प्रगाथे च 

प्रणयनन्तु सौसिक 
प्रणीतादि तथेति चेत्‌ 
प्रतिकषं >च दर्शयति 
प्रतिकर्षो वा नित्या 
प्रतिदक्षिणं वा कतुँ 
प्रतिनिघिश्व 
प्रतिनिधौ चाविकारात्‌ 
प्रतिषत्तिरिति चेतू 
प्रतिपत्तिरिति चेनन 
प्रतिपत्तिर्वाज्कर्म 
प्रतिपत्तिवाँ तन्‍न्‍याय 
प्रतिपत्तिाँ यथा 
अतिपत्तिरवाँ शब्दस्य 
अतिपत्तिस्तु शेषत्वात्‌ 
प्रतिप्रधानं वा 
प्रतिप्रस्थातुक्न 
प्रतियूप॑ च॒ दर्शनात्‌ 
प्रतिषिद्ध चाविशेषण 


403 


छन्‍३े-१३ 
इन्लइनरर 
अ२-१७ 
१०-४-र४ 
ए-१-१५ 
&्-२-१ 
क्क्न्र 
१०-श५-३७ 
१०-३-१४, 
५200 कु थे 
११०३-४२ 
११-१-०४५ 
६६०२-१३ 
कागन्दुरु 
श््ह्त्र्र 
६-२-२७ 
७-३-१६ 
&६-१-२३ 
१०-४-६६ 
१०-४-६८ 
श्श्डर 
३६-३७ 
६-३-२५ 
552 34 
११-२-६३ 
११-२-६५ 
अन्‍्रत्र२ 
१६१-३-४४ 
जशएल्टूह 
शर्त 
हुलालणए 
१०४:७-२३ 
४-२-५ 
६-३-२० 


पटक 


प्रतिधिद्धविज्ञानाद्ा 
अतिषिद्धाचोध्च 
प्रतिषिद्धबविधानादा 
प्रतिषेंघवचनोत्तर 
प्रतिषेघडच कर्मवत्‌ 
प्रतिषेघस्य त्वरायु 
प्रतिषेध: प्रदेशे 
प्रतिषेष: स्थादिति 
प्रतिषेघाच्च 
प्रतिषेधान्च पूर्व 
प्रतिषेघादकर्म 
प्रतिषेधेष्वकर्मं त्वा 
अतिषेधो वा विधिपूर्व 
प्रतिहोमश्चेत्साय 
प्रतीयत इति चेत्‌ 
प्रत्यक्षादमुणसंयो 
प्रत्यक्षोपदेशाब्च 
प्रत्यज्ं वा ग्रहवद 
प्रत्ययं चापि दर्श यति 
प्रत्ययाच्च 

प्रत्ययात्‌ 

प्रत्यर्थ चाउभिसंयोगा 
प्रत्यर्थ शुतिमाव 
प्रत्यहं सर्वेसंस्कार: 
प्रथम वा नियम्यते 
प्रथमस्य वा कालवचनम्‌ 
प्रथमोत्तमयो: प्रणय 
प्रदान॑ चाषि सादन 
प्रदानदश्नं श्रपणे 
प्रधान त्वद्भुसंयुक्त 
प्रघानकर्मार्थित्वा 
प्रघानाच्चान्यसं 
प्रधानापयर्गे वा 
प्रघानेनाभिसंगोगाद 


मीमांसा-दर्शन 


श०-प-ढ भू 

६-४ के 
१०-पन्‍श्छ 
श०-७- ४० 


प्रषाने श्रुतिलक्षणम्‌ 
प्रमुत्वादात्विज्यं 
प्रयाजवदिति चेनना 
अयाजानां स्वेकदेश 
प्रयाजेप्पीति चेत्‌ 
प्रयाजे च तन्न्याय 
प्रयाणे स्वार्थेनिवृत्ते: 
प्रयुज्यत इति चेत्‌ 
प्रयोगचोदनामावाद 
प्रयोगचोदनेति चेत्‌ 
प्रयोगज्ञास्त्रमिति 
प्रयोगस्य परम्‌ 
प्रयोगान्तरे वोगया 
अ्योगे पुरुषश्रुते 
प्रयोगोत्पत्त्यशास्त्र 
प्रयोगोत्पत्त्यशास्त्र 
प्रयोजना भिसम्बन्धा 
प्रवृत्तत्वात्पबर 
प्रवत्ततरणात्रति 
प्रवृत्तित्वादिष्टे: 
प्रवत्तेष्पीति चेत्‌ 
प्रवृत्ते प्रापणान्नि 
प्रवुत्ते वा प्रापणा 
प्रवृत्ती चाषि ताद 
प्रवुस्या कृतकालानां 
्रवृतत्या तुल्यकाला 
प्रबृत्या नियतस्थ 
प्रशंसा 

प्रशंसा च विहरणा 
प्रशंसार्थ मजामि 
प्रशंसा सोमशब्द: 
प्रशंसोहस्पभिधानात्‌ 
प्रसिद्धग्रहणत्वाल्च 
प्रस्तरे ाखाश्रयण 


छ्करर 
१०-६-३४ 
हनई-४३ 


सूत्र-अनुक्रमणिका 


प्रकाशी च तथेति १०-३-६३ 
श्राकृतं वा नामत्वात्‌ ७-३-२१ 
प्राकृताच्च श्देन्स्क 
प्रागपरोधान्मल रे-४-१८ 
प्रागाथिकं तु ध्न्भश्डू 
प्राग्लोकम्पृणाया ५-३-२० 
ग्राजापत्येषु चाम्ना १०-४-६ 
प्रातरनुवाके च ३-७-४५ 
प्रातस्तु षोडशिनि ५७ कर 
प्रापणाच्च निमित्त औ-१-३३ 
प्राष्तिस्तु रात्रि १०-५-११ 
प्राप्तेर्वा पूर्वस्य १०-७-४ १ 
प्रायश्चित्तं निमित्तेत २-४-२१ 
प्रायद्चित्तमधिकारे ६-५-४५ 
प्रायदिच त्तमापदि ६३०३५ 
प्रायड्चित्तविधाना ६-३-७, ६-६-२६ 
प्रायदिच त्तेषु चेका हस्नकर 
प्रारम्भविभागाच्च शहर 
प्राश्येत वा जैनरिल्कक 
प्रास्लिकं च ४०-२८ 
प्रासड्रिके प्रायश्चित्तं 
प्रासनवन्मत्रावरुण 


प्रैधानूवचन मैत्रा 
प्रेषेष्‌ च परा 
प्रोक्षणाच्च 
प्रोक्षणीष्वर्थंसयो 

कक 
फल च पुरुषार्थ 
फल चाकर्मसन्तिधौं 
फल तु तत्पघानायां 
फल तु सह चेष्टया 
फलकामो निमित्त 
फलचमसबिधाना 
फलचमसो नैमित्तिको 


फलदेवतयोश्च 
फलनिवृत्तिश्च 
फलमात्रेयों निर्देश 
फलवत्तां च दर्शयति 
फलवदोक्तहेतुत्वा 
फलबश्रुतेस्तु कर्म 
फलसंयोगस्त्वचोदि 
फलसंयोगात्तु 
फलस्य कमंनिष्पत्ते 
फलामावादिति चेत्‌ 
फलारम्भनिवुत्ते: 
फलार्थ त्वात्कमंण: 
फ़ला्थित्वात्तु 
फलाथित्वाद्दा 
फलैकत्धादिष्टि 
फलोत्साहाइविशेषात्‌ 
फलोपदेशो वा 

ब 
बहिंराज्ययो रसंस्कारे 
बहिष्पवमाने तु 
बहुवचनात्तु बहुनां 
बहुवचनेन सर्व 
बहुनां तु प्रवृत्ता 
बहुनामिति चैकस्मि 
बहुनामिति तुल्येषु 
बह्नुषंत्वाच्च 
बाहुप्रशंसा वा 
बुद्धशास्त्रात्‌ 
ब्रह्मदानेडवझिष्ट 
ब्रह्मापीति चेत्‌ 
ब्राह्मणविहितेषु 
ब्राह्मणस्य तु सोम 
ब्राह्मणा वा तुल्य 
ब्राह्मणानां वेतरयो 


(४-१० 
880 205. 
१०-६-४६ 
११०६-३५ 

झ्न्ररर 
१०-६-४० 
१०-६-४७ 
११-१-४६ 

६-४-२३ 

१-२-३३ 
१०-३े-छ० 
१२-१-३६ 
१२-३-३ १ 

६-२-रेर 

३०५-५३ 

#पर्रुय: 


९३२ 


भ्म 
भअक्तिरसन्निषाव 
मकत्यानिष्कियवाद: 
भकत्या वाध्यज 


भक्त्येति चेतू. ८-३े-३े४, ११- 


भक्षाणां तु प्रीत्यर्य 
भक्षार्थो वा द्रब्ये 
मक्षाश्रवणाद्ानवाब्द: 
भागित्वात्तु नियम्यते 
भागित्वाद्वा गयां 
माषास्वरोपदेश्षेषु 
भूमा 
भूयस्त्वेनोभयश्रुति 
भूतत्वाच्च परि 
भेदस्तु कालभेदाच्चो 
भेदस्तु गुणसंयोगा दु 
भेदस्तु तद्भेदात्‌ 
भेदस्तु सन्देहादेव 
भेदार्थमिति चेत्‌ 
भोजने च॒ तत्संख्य॑ 

मन 
मधु न दीक्षिता 
मधूदके द्रव्यसामान्या 
मध्यमयोर्वा गत्यथे 
मध्यमायां तु बचनाद्‌ 
मध्यस्थं यस्य तन्मध्ये 
मनोतायां तु 
मन्‍्ततस्तु 
मन्‍्त्रवर्णदच तद्बत्‌ 
मन्त्रवर्णाच्च 
मच्त्विशेषनिर्देशा 
मन्त्रदचाउकर्म क रणा 
मन्त्रस्य चार्थवत्वात्‌ 
सन्‍्त्राणां करणा्थ 


मौमांसा-दर्गन 


मन्त्राणां कमसंयोगात्‌ 
मन्‍्त्राणां सन्निपाति 
मन्त्राइच सन्निपातित्वात्‌ 
मन्त्रेष्ववाक्यशेष 
मन्‍्त्रोपदेशो वा 
मांस तु सबतीयातां 
मांसपाकप्रतिषेघश्च 
मांसपाकों विहित 
माघी वैकाष्टका 
मान प्रत्युत्पादयेत्‌ 
मानसमहरन्तरं 
मासि ग्रहणं च तदत्‌ 
मासि ग्रहणमम्यास 
मिथदचानथंसम्बन्ध 
सिचर्चानर्थंसम्बन्धात्‌ 
मिथो वा विप्रतिषेघाज्व 
मुख्य वा पुवंइ्चो दना 
मुख्यक्रमेण वाज़ा 
मुख्यस्य शब्दाभिसं 
मुख्यस्य धारणं वा 
मुख्याद्वा पूर्व 
मुख्याधिगमे मुख्य 
मुख्यानस्त्यंसा 
मुख्याथथों वा 5ज्भस्या 
मुख्येन वा नियम्यते 
मुख्यो बा5 विप्रत्ति 
मुष्टिकपालावदाना 
मुध्टिलोपात्तु संख्या 
मेधपत्तितत्वं स्वामि 
य 
य एतेनेत्यग्नि 
यजति चोदनादहीन 
गजति चोदनताद्रव्य 
यजतिस्तु द्रव्यफल 


शरूइन्रे 
अतरन१४ 
ड-१-र२४ 
११-३-३४५ 
शे-४-४७ 
इ-रे-३े५ 
२१७ 
डेन्प-३ ५ 
१०-४-६० 
१२-४०३४ 
श्त्रेनड 
$४२० 8२ 
&-रे-३४ 


सूत्र-अनुक्रमणिका 


यजमानसंस्कारो वा श्रूरे३े४ 
यजुर्युक्तेड्ध्वर्यो १५०-३-७४ 
यजूंषि वा तद्गपत्वात्‌ ३०६१-४५ 
यज्ञकर्म प्रधात॑ अ2है*॥ै 
यज्ञस्थ वा तत्संयो हएनरू ३ 
यज्ञायुधानि धार्येरन्‌ ११-३-३३ 
यज्ञोत्पत्त्युपदेशे १२-१-४२ 
यज्रेतिबाउरथ॑त्वात्‌ 5905: 
यत्स्थाने वा तदुगीति: के 
यथा देवतं वा औैेररक 
यथा निवेशज्च प्रकृति १०-५-६ 
यथा प्रदानं वा 4-४-३ 
यथा त्वन्या ६-३-१३ 
यथार्थ वा शेषभूत ३-२-१६ 
यथाश्रुतीति चेतू ६-४-२२, १०-७-७१ 
यथोकत वा विप्रति १०-४-३१ 


यथोक्‍त वा सन्तिधानातू. &-१-४६ 
यदभीज्या वा तद्विषयौ ६-२-५८ 


यदि च हेतुरवतिष्ठेत (-२-३० 
यदि तु कमेणो १-२४ 
यदि तु ब्रह्मस्तदून १०-३-७२ 
यदि तु वचनात्तिषां १०-२-४७ 
यदि तु सान्ताय्य॑ं १०-प-४२ 
यदि वाउप्याभिधान छ्श्-द 
यदि वा5विद्यये नियम: क-३-३ १ 
यद्युदूगाता जधन्य: ६-५-४ ५ 
य्टुर्वा कारणाग ३-५-४८ 
यस्मिन्‌ गुणोपदेश: (-४-३ 
यस्मित्‌ प्रीति: पुरुषस्य हक: 
यस्थ लिज्भमर्थंसंयो घ-१-१ 
यस्य वा प्रभु: स्यादित ६-छ-२ 
यस्य वा सन्निधाने १०-३-४ १ 
याजमानस्तु तत्यधान इ-पनड 


याजमात्ते समाख्या डेनत-१ 


याज्यानुवाक्यासू 
याज्यापनयेनाप 
याज्यावषट्कार 
याज्चाक्रमणम 
यावच्छक्य तावद्रि 
यावज्जीविकोध्स्यास: 
यावत्‌ श्रुतीति चेत्‌ 
यावत्सवं वाइन्य 
यावदर्थ बाइथशेष 
यावदुक्तम्‌ 
यावदुक्तं वा कमंण: 
यावदुक्‍तं वा कृत 
यावदुक्तमुपयोग: 
ग्रूपबदिति चेत्‌ 
यूपइचाकर्म काल 
यूपा'जु वा तत्संस्का 
येषां तूत्पत्तावर्थे 
येषां वाइपरयोहोम 
येषामुत्पत्तौ स्वे 
यैद्रेब्यं न चिकीष्यंते 
यैस्तु द्रव्यं चिकीष्यंते 
योगसिद्धिवाँ 
योगाद्वा यज्ञाय 
योनिशस्या च 
यो वा यजनीये5हनि 
यौष्यस्तु विरोधे 

कूः 
रशना च लिख्भदर्श 
रसग्रतिषेधों वा 
रूप॑ वाध्लेषभूत 
रूपात्प्रायात्‌ 
रूपान्यत्वान्त 
रूपालिज़ाच्च 


हि 


१ रल्वल्जे 
३-४-४४ 
शबरेच्डर 
अन्दर 
5408 8 मुहं 
घ-ई- ्‌ 
१०-७-६२ 
६ १-१-४७ 
१०-६-७४ 
फ-रेनरे४ 
२-३-१३ 
३७74४ 
१०-२-४६ 
१०-४- डंडे 
१६-३-३ 
ड-४-२३ 
हुई 
घ-४-२४ 
र-१-३ 
२-१-७ 

हक का 
ब-३-र८ 
१२-२-१३ 
७२-१७ 
११-३-३६ 
शर्त 


३६३१ 
&-४-३८ 
७न्‍३-२६ 
5 कु 3 
६-द-४० 
६-क-हे८ 


३४ 
ल 

लक्षणामात्रमितरत्‌ हक 
लक्षणार्था शृतश्रृतिः -श-६ 
लाघवातिपत्तिब्च ११-४-६ 
लिज्ड मस्त्रचिकिर्षा &-३-७ 
लिजू संघातधर्म ७-४-१६ 
लिख्भधक्रमसमाख्यानात्‌ १-१६ 
लिजूदर्शनाच्व १-१-२३, २-२-८, 
२-३-६,. ३२०३-१५, रेरे-४१, 
३-४-३६,.. रै-४-४५,. ३-४-११, 
इ-६-२६,. बै०७०४५ 
४-१-१०,  ४-१-३२, 
अजेलड,,. ईरइरल 
६-६-१७, ६-७-१७, 
७-२-१० ७-३-१५, 
घ--१३,. प-४-२०, 
&-३-२,... ६-३-४, 


&-३-३०, १०-१-१४, १०-१-२१ 
३०-१-४१, १०-३-४६, १०-४-४, 
१०-०२, १०-५-११, १०-४-७४, 


१०-४-८७, १०-६-२६, १०-फ-२६, 
४०२३१, दैशवरटंडं४, ६६८२-२७, 
११-४-१३, १२-२-१०, १२-४-४ 


लिज़ुदर्शनाञ्च कम घर्मे ४ आक। 
लिझ्जुदर्शनांव्यतिरेकाचच.._ ६-२र८ 
लिज्जूमवशिष्टं संह्याया. १०-५-४ 
लिज़मवशिष्टं सर्व स्ल्न्पुंड 
लिजझ्जविशेषनिर्दशात्‌ ३-२-२७, 

६&-% ५४+5४४ 
लिज़ूसमवायात्‌ शरद 
लिजूसमाख्यानाम्यां ३-२-र४ 
लिज़ुसाधारण्याद्वि ब-१-२७ 
लिज़ुस्य पूर्ववत्त्वा जुल्ध्कूर्‌ 
लिड्रह्देतुत्वादलिज्धे ७-४-११ 


मीमांसा-दर्शन 


लिज्भाच्च ३-२-८, रै-वैनरे3 
४-३-३८, ७-रेन5, 
छ-४- 

लिद्धास्वेज्या 

लिझ्जाद्वा प्रायुत्तमात्‌ 

लिज्भाद्वा शेषहो मयो: 

लिड्भामावाच्च नित्यस्प 

लिज़्ेन द्रव्यनिर्देशे 

लिज्जेन वा नियम्येत 

लिज्भोपदेशकच 

लोकवदिति चेतू 

लोके कमंणि बेद 

लोके कर्मार्थलक्षणम्‌ 5 8 ०3. 

लोके सन्नियमा १०६१-२६ 

लौकिके दोषसंयोगाद्‌ &-३-६ 

लौकिकेषु यथाकामों श्न्क्न्‍३२ 
ब 

वंक्रीणान्तु प्रधान ह्न्डछ 

वचन त्वाज्यमक्षस्य हु।- है हू, 

बचने परस्‌ ह-३-४४, १३१४४६४६ 

बचने वा सत्रत्वात्‌ १०-२-४३ 

बचने वा हिरप्पस्य १०-२-१६ 

बचनमिति चेतू.. प८नहे-२३, ६-१-५७ 

वचनाच्च ३-५-३८ 

वच्चनाच्चाउन्याय्य हैदर है 

बचनात्कामसंयोगेन ११-४-१० 

वचनात्तु ततोध्त्यत्वम्‌ छनव-३ 

बचनाततु तन्त्रभेद: ११-४-१४ 

बचनात्तु द्वादशाहे भ-रे-१० 

वचनात्तु द्विंयोग ६-६-१२ 

बचनात्तु परि ४-०२-७ 

वचनात्तु समुच्चय: ३-६-४५ 

बचनात्त्वयभार्थ ३-२- 

बचनात्परिवृत्ति १०-४५-5६ 


सूत्र-अनुक्रमणिका 


वचनात्संस्था १०-५-५१ 
बचनात्सवेंपेषणम्‌ ३३-४१ 
वचनादतदन्त ६7% 
वचनादनुज्नातभक्ष ३-५-४० 
वचनादसंस्कृतेष श२-४-२१ 
वचनादितरेषां स्थात्‌ रे-क-२, 
६02 4 

वचनादिति चेत्‌ ३-२-१७, ६-६-१६, 
१२-४-२३ 

बचनादिष्टिपूर्व त्वम्‌ अन४-५ 
वचनाद्धर्मविश्वेष: मुहर 
बचनाद्रथकारस्या 0एल४४ 
बचनाद्वा शिरोवत्‌ छूकर 
बचनाद्विनियोग: स्पात्‌ ३-एल्क 
वचनाहेकाल्यं स्थात्‌ शन्डं-२४ 
वचनानि त्वपूवेत्वात्‌ ३-४८२१, 
१०-४-२० 

वचनानीतराणि ८-२७ 
बचने हि हेत्वसाम ४-१-4१ 
बस्ससंयोगे ब्रतचोदना ६-४-बे४ड 
वत्सस्तु श्रुतिसंयोगात्‌ छन-३े७ 
वनिष्ठुसन्तिधाना &-४-२१ 
बपानां चानभिघारण 5 5 8.4 
वरणमृत्विजामान १०रर्र 
वर्जने गरुणभावि &-४-३६ 
वर्णान्‍्तरणभ विकार: १-१-१६ 
वर्ण तु बादरि &-२-३३ 
वज्ावद्वाश्युणार्थ स्थात्‌ 5 % 3.4 
बशायामर्थंसमवायात्‌ २-१-२० 
वषट्कारइच कर्तुंवत्‌ ३-२-३७ 
वषट्काराच्च भक्ष बेश्लर्‌ 
वषट्कारे नानायंत्वा शरूरेन२श 
बसतीवरीपयंन्तानि हैंड ४नरर 
वसाहोमस्तन्त्र ११०२-२३ 


वाक्यनियमात्‌ 
वाक्यशेषत्वात्‌ 
वाक्यशेषइच तद्त्‌ 
वाक्यशेषो वा क्रतु 
वाक्यशेषों वा दक्षिणा 
वाक्‍्यसंयोग द्वोत्कर्ष : 
वाक्‍्पानां च समाप्त 
वाक्‍्यानां तु विभक्त 
वाक्‍्याथंइच ग्रुणार्थवत्‌ 
वाक्यासमवायात्‌ 
वारिवसगों हविष्कृता 
बाजिने सोमपूर्वेत्वं 
बाससि मानोपाव 
वासिष्ठानां वा ब्रह्मत्व 
वासो वत्सड्च 
विकल्पवच्च दर्शयति 
विकल्पस्त्वेका 

विकल्पे त्वथंकर्म 
विकल्पो वा प्रकृतिबत्‌ 
विकल्पों वा समत्वात्‌ 
विकल्पों वा समुच्चय 
विकारस्तत्प्रधाने 
विकारस्तु प्रदेश 
विकारस्त्वप्रकरणे 
विकारस्थान इति चेत्‌ 
विकारकरणाग्रहणे 
विकार: पवमानवत्त्‌ 
गिकारसन्नुभयतो 
विकाराच्च न भेद: 
विकारास्तु कामसंयोगे 
विकारे चाश्रुतित्वात्‌ 
विकारे तु तदर्थ 
विकारे त्वनुयाजानां 
विकारो नोत्पत्ति क 


९२५ 


श््स््रर 
केनड-५ 
३-८-१० 
१०-5-१६ 
१२-२-७ 
१६१-३-५३ 
ब-१-२५ 
&६-२-१७ 
कन्‍्यल में 
रन४-१७ 
शनि 
अन्हर 
१०-६-७७ 
5 क १०] 
१०-३-३४ 
है हट 
१०-२-१० 
१२-४-१६ 
&-३-४४ 
१०-५-३ 
१२ के-३ रे 
8 ० 
&-४<-१० 
१०-३-३२ 
११-३-५० 
श्स्स्रर 
शरूर-७ 
६-७-१८ 
हल हुवा 
हे-६-४३ 
१०-८-६० 
१०-८- १८ 
४-२-१६ 
कदर 


९२६ मीमांसा-दर्शन 


विकारों वा तदर्थ॑त्वात्‌ ६-३-११ विधिइचानर्थकः 


विकारों वा तदुक्त १०-४-२० विध्स्त्वपूर्वत्वात्‌ 

विकारों वा तदुकते हेतु: ६-३-६ विधीनां त्वेकवाक्य 

विकारो वा प्रकरणात्‌ २-३-८ विधेस्तु तञ्र भावात्‌ 

विक्ृति: प्रकृति ५-१-१६ विधेस्तु विश्वकर्प: 

विकृते प्रकृतिकाल ५०४२२ विशेस्त्वेकश्रुतित्वाद 

विकृतो चापि तदच ६-३-२३ विशे स्त्वितरा्थ 

विकुतो त्वनियमः १०-७-६४ बिधे: कर्मापवर्शित्वा 

बिक्लृतौ प्राहृतस्य १०-७-२४ विधे: प्रकरणान्तरे 

विकृतौ शब्दत्वात्‌ १०-३-१  विधी च वाक्यभेदः 

विकृतौ सर्वार्थ: ३-८-३४ विघौ तु वेदसंयोगा 

विजयी त्वन्यः ३-७-३१ विध्यतिदेश्ात्त 

विच्छेद: स्तोत्र १०-५-४८ विशध्यन्तों वा प्रकृति 

विद्या प्रति विधानाद्वा १२-३-१६ विध्यपराधे च 

विद्यानिददेशान्नेति ६-१-३६ विध्येकत्वादिति 

विद्याप्रग्मंसा विनिरूप्ते न मुप्टी 

विद्यायां धर्मशास्त्रम्‌ विध्रतिपत्तों तासामा 
विद्यावचनमसंयों विप्रतिपतौ वा 

विधि तु बादरायण: विप्रतिपत्तौ विकल्प: 
विधिकोपडदचोपदेशे ३-२-६ विश्रांचपतों हविषा 

विधित्वं चावशिष्टं १०-३-११ विप्रतिषिद्धधर्माणां 

विधित्वान्नेति १०-६-१६ विप्रतिषिद्धे च 

विधिना चेंकवाक्य ३-४-१६ विश्नतिषेषाज्च 

विधिनिगमभेदात्‌ भ०-ब-३७ 

विधिप्रत्ययाद्रा ५-३-४२ विप्रतिषेघाच्च सम 

विधिमन्त्रयो रेका २-१-३०. विप्रतिषेघात्ताभि: ड-४-२१ 
विधिरप्पेकदेशे इ-३-४७.. विप्रतिषेधात्क्रिया श्म््श्रर 
विधिरिति चेतू. ८-१-७, ८४२२ विप्रतिषेघात्तु गुण्य ६-७-३७ 
विधिरिति चेनन ११-१-७०. विप्रतेषेधे करण: स्न्पन्रृ 
विधिवत्मकरणा ११८१-६४ विश्रतिषेधे तदचनातू._ १०-२-६८ 
विधिरवारसयोगान्त ३-४-१३ विप्रतिषेघे परम १२-४-३६ 
विधिर्वा स्थाद १-२-१६ विश्रयोगे च्‌ दर्शनात्‌ ३-८-१ ६ 
विधिशब्दस्थ मस्त्र १०-४-२१ विभकक्‍ते वा 5 समस्त १०-६-५ 


विधिशब्दाइच १-२-५३ विभज्य तु संस्कार ह०-६-छर 


विभवाद्वा प्रदीप 
विभाग चापि दर्श 
विभागश्रुते: प्रायश्चित्त 
विरोधस्चापि पूर्व 
विरोधित्वाच्च 
विरोधिनाडच तत्‌ 
विरोधिना त्व॑संयोगा 
विरोधिनामेकश्रु ती 
विरोबे च श्रुति 
बिरोधे त्वनपेक्ष्यं 
विरोध्यग्रहणात्तथा 
विवृद्धि: कमभेदात्पू 
विवृद्धिरा नियगा 
विष्णुर्वा स्पाद्धौत्रा 
विश्ये प्रायदर्शनात्‌ 
विशये लौकिकः 
विश्षेषद्शनाञ्च 
विद्येषार्था पुनः श्रुति: 
विशेषा वा तदर्थ 
विश्वजिति वत्स 
विश्वजिति स्वपृष्ठे 
विश्वजिदप्रवृत्ते भाव: 
विह्ारदर्शनं विशिष्ट 
विहारप्रकृतित्वाच्च 
विह्ारप्रतिषेधाच्च 
विहारस्थ प्रभुत्वा 
विहारो लौकिकानाम्‌ 
विहितप्रतिषेघात्‌ 
विहितप्रतिषेधौ वा 
बिहिंतस्तु सर्वधर्म : 
चिह॒तास्तानानेति 
बीते च कारणे 

वीते च नियम 
वृद्धिदशंनाच्च 


सूत्र-अनुक्रमणिका ९३७ 


8 
१०-३े-५२ 
६-४५-४६ 
532 
१०-७-६६ 
१०-७-६८ 
२-३२ 
१०-७-४१ 
2 3 
। 
१०-७- २४ 
४-३-१ 
बल्एलड 
१०-प-४३े 
२-३-१६ 
फन्रेन२० 
२६-२०४ 
१-४८ 
&-१-४७ 
कै लसला 
७छ-३-७ 
६-४-३२ 
छनढ-२० 
१०-६-६ 
2०-४७ 
6 3 2 
१२-२-१ 
& अं 5 
&६-४-३५ 
कै रेफर 
छ-१-२० 
“३-३१ 
ड-क्‍ेरड 
११-४-३६ 


वृद्धि्चकर्तृ भूम्ता १-११ 
वृधच्वान्पवमान १०5४5 २5 
वेदसंयोगात्‌ $ आ 82 
वेदसंयोगान्न ३ेरेनप 
वेदांक्वैके सन्निकर्ष (-१-२७ 
वेदिप्रोक्षणे मन्‍्त्राभ्यार:.. ११-४-४७ 
वेदिसंयों गादिति चेत्‌ ११-२-४५ 
वेदोदेशात्पूव ३े-७-५० 
वेय्ुद्धननब्रतं विप्रति १२-२-१६ 
वैगुष्यादिध्मा श्स्रूश्८ 
वैगुष्यान्नेति चेतू ६-१-३०, ६-५-२३ 
चेरूपसामा ऋतुसंयोगा.._ १०-६-१५ 
चैश्वदेवे विकल्प १०४१३ 
वेशवान रदच नित्य: ४-४-१२ 
वेश्वामित्रस्थ होत्र ६-६-२६ 
व्यतिक्रमे यथाश्रुतीति $ 3 8. 
व्यपदेशमभेदाच्च र््कड्छ 
व्यपदेशब्च तद्तू. २-२-७, 4-२-८ 
व्यपदेशइच तुल्य रै-एन्ड २ 
व्यपदेशाच्च ३-१-२६, ३-८-५, 
३ेन्‍प-१६ 
व्यपदेश्ञादपक्ृष्येत औेन४ं-१६ 
व्यपदेशा दितरेषां केप-रड 
व्यपदेश द्ेवतान्त १००१-१७ 
व्यपवर्ग च दशंयति र्ड-४ 
व्यवस्था वा््य॑ संयो इेनल२७ 
व्यवस्था वा<पेस्थ ३०१-१७ 
व्यवायान्वानुप 
व्याख्यात॑ ठुल्यानां 
व्यादेशाहानसंस्तुति: 
व्यापन्नस्याप्सु 
ब्युद्धृत्याऊसादनं 
ब्यूढो वा लिज् 
व्यूध्वे भाग्म्य 


(2९ 


व्यूद्धबचनं च 
ब्रतघर्माज्च लेप 

श 
शांकते च निवृत्ते 
शंकते चानुपोषणात्‌ 
शंयौ च सर्वपरिदाना 
शंड्विडान्तत्वे विकल्प: 
शछकलश्रुतेद्च 
बझब्दपुथक्त्वाच्च 
शब्दभेदान्नेति 
शब्दमात्रमित्ति चेत्‌ 
शब्दवत्तुपलम्यते 
झब्दविप्रतिषेधाज्च 
शब्दविभागाच्च 
डाब्दसामञजस्पमिति 
शब्दसामर्थ्याच्च 
शब्दानाञज्च सामज्ज 
शब्दानां चासामञ्ज 
शब्दान्तरत्वात्‌ 
शब्दान्तरे कर्म भेद: 
शब्दायंत्वात्तु नैव॑ 
शब्दाथेत्वाद्विकारस्य 
झब्दार्थशत तथा लोके 
बब्दाथंदचादि लोकवत्‌ 
आब्दे प्रयत्ननिष्पत्ते 
झब्द॑स्त्वथंविधि 
झमिता च शब्दभेदात्‌ 
शरेष्वपीति चेत्‌ 
शाखायां तत्यधानत्वात्‌ 


झआमित्रे च पशुषुरो 
शास्त्र चैवमनर्थंक 
जास्त्रदृष्टबि रोधाच्च 
शास्त्रफलं प्रयोक्तरि 


मीमांसा-दश्शन 


१०-१-२४ 
६-४-३७ 


१०-३-ब३ 
ध-१-६. 
रेन्ब-१७ 
१०-७-३१५८ 
डर 
२-१-२५ 
११-१७ 
छनर्ड 
है. 2 
श्जु नर 
इश्न्ल्ड्र 
करे, 
द४-१8 
छन्‍रू२१ 
फ्छ्ट्र 
प-४-१२ 
ऋर-१ 

५ ४ 
€-२-१५ 
१ व्टआर 
१०-३-४४ 
१-३-२५ 
ज्क्रे 
इ-छ-२८ 
"७-४३ 
४-२-७, 
ह-र-य 

& ४5 
७२-२९ 
इन्स्त्यू 
रे-छ-ह्८ 


र 


शास्त्रस्था वा 
शास्त्राणां त्वथवत्त्वेन 
शास्त्रात्तु विप्रयोग 
शिष्टत्वाच्चेतरासां 
दिष्टाकोपे४विरुद् 
शिष्ट्वा तु प्रतिषें धः 
शूद्रश्च धर्मशास्त्रत्वात्‌ 
झुताशृतोपदेशाज्च 
झुते5पि पूर्ववत्वा 
झुतोपदेशाज्च 

झेष इति चेतू 
ज्षेषदर्शनाच्च 
शेषप्रतिषेघो वार्अ्धा 
शषेषभक्षाश्च तद्त्‌ 
शेषभक्षास्तथेति 


शेषवदिति चेत्‌ 
शेबबद्रा प्रयोजन 
झेषइच सम्राख्यानात्‌ 
झेषस्तु गुणसंयुक्त: 
ज्षेषस्य हि परार्थ 
श्षेषः पराथ त्वात्‌ 
झषेषाणां वा चोदनैक 
जषेषाद दवदाननाशे 
ज्षेषा: प्रकरणे 

दोषे च समत्वात्‌ 
क्षेषे ब्राह्मणशब्द: 
शषेषे यजुः शब्द: 

शेषे वा प्मवैति 
इयेन-दला-कद्यप 
इश्रेनस्येति चेत्‌ 
श्रपणं चाअर्निहोत्रस्य 
श्रपणां त्वपूर्व 
श्राद्धवदिति चेत्‌ 


शक 
६नरनर२१ 
&-३-४१ 
१०-३-३१ 
१-३-३ 
(०-८-६ 
६-७-६ 
१०-७-६ 
१२-४-१५ 
&-४-४० 
४-३-६ 
रैनडनड रे 
ह्डन्ड€ 
१०-२ूर८ 
१२-१-३१, 
१२-१-३३े 
१२-१-२५ 
श्श्न्श्र 
३४-३७ 
बुनऔै-फई 
४२ कर 
कलर 
१०-ब-रर 
हिन्ड-१ 
४-२५ 
१०-२-३० 
२-१-रेरे 
२-१-३७ 
१०-७-१३ 
&-४-र२४ 
७-१-१४ 
श्र्रे 
&-व-४र 
६-८-११५ 


श्रुतितो वा लोक 
श्रुतिप्रमाणत्वा 
श्रुतिलक्षणमानुपृब्यं 
श्रुतिलिज्भवाक्य 
श्रुतिब्चैषां प्रधान 
श्रेँतेजीताधिकार 
श्रुतेक्च तत्प्रघा 
श्रुत्यपायाच्च 
श्रुत्यानर्थक्यमिति 
इबस्त्वेकेषां तत्र 
इब: सुत्या वचन 

ष 
षट्चिति:ः पूर्व व्‌ 
षडहाद्वा तत्र हि 
बडभिर्दीक्षयतीति 
षडब्विश्वतिम्यासेन 
षोडशिनो बेकृतत्व॑ 

षोडज्ञी चोक्थ्यसंयो 

स॒ 
संख्या तु चोदना 
संख्यात्वेव॑ प्रघानं 
संख्याभावात्‌ 
संख्यायाइच 
संख्यायाइच शब्द 
संख्यायुक्तं ऋतो: 
संख्या विहितेषु 
संख्यासामञ्जस्यात्‌ 
संख्यासु तु विक 
संज्ञा चोत्पत्तिसंयोगा 
संज्ञोपबन्धात्‌ 
सं प्रैषे कमंगर्हा 
संयवनार्थानां या 
संयुक्त वा तदर्थ 
संयुक्तस्त्वथंशब्देन 


सूत्र-अनुक्रमणिका 


१०-६-८ 


६-३-१ ३, ७-१-१ 


२०१०१ 
क्न्क्ह्र 
११-२६ 

३-३-१ 
&६-४-४५ 

४-२-६ 

१०-७-५६ 
३-६-२० 
११-४-२७ 


ड-४-१४ 
७-२३-७ 
१०-३-२३ 
६-४-१ 
१०-५-३४ 
५-१-३५ 


१०-२-६४ 
82] 
१-१-२० 
१०-४-०१७ 
पन्रे-श्८ 
रेन३े-३१ 
१२०३-३० 
१०-६-४१ 
१२-४-६ 
स्त्फ्च्रु 
३८२०१४ 
१-२-४५ 
४-२-१५ 
डै-६-३३ 
२-३-१८ 


९३९ 

संयुक्‍ते तु प्रक्रमात्त १-२-६ 
संयोगे वार्थापत्ते १००४-३३ 
संवत्सरों वा विचालि ६-७-३८ 
संवपन च तादर्थ्यात्‌ १०-५२ 
संसर्ग रसनिष्पत्ते ४-१-२३ 
संसगित्वाच्च &-३-४१ 
संसग्गिषु चार्थस्या ६-३-२६ 
संसर्गें चापि दोष: श्स्ब्रर 
संस्कार प्रतिभावाच्च &-४-४७ 
संस्कारकत्वादचोदि श्त्स्ड 
संस्का रप्रतिषेधश्च ६-४-३१ 
संस्कारप्रतिषेधो वा ११-२-५० 
संस्का रइच प्रकरणे €-२-६ 
संस्करा रब्चाप्रकरणे रूरे-श्र 
संस्का रसामर्थ्याद्‌ १०-३-२१ 
संस्कारस्तु न भिद्यते २-२-२० 
संस्कारस्य तदर्थ ६-१-३५ 
संस्काराणां च दर्श ११-२-५४ 
संस्काराद्ा गुणाना ३-१-१६ 
संस्का रास्तु पु€ष केनपन्रे 
संस्कारात्वावर्ते ११-३-४ 
संस्कारे च तत्प्रधान ४-३-२६, 
६-१-३२, १२-४-८ 

संस्कारे चान्यसंयो १०-४-१० 
संस्कारे तु क्रिया १०-३-है८ 
संस्कारे युज्यमानानां €-१-२ 
संस्कारों वा चोदितस्य १०-४-३८ 
संस्कारो वा द्रव्यस्य १०-२-२६ 
संस्क्ृतं स्यात्त ७-३-३३ 
संस्कृतत्वाच्च इ-४-४३ 
संस्कृते कमंसंस्कारा ५-३-२१ 
संस्थागणेषु तदम्यास: यन्रेन्य 
संस्था तद्देवतात्वात्‌ &-४-५६ 
संस्थाइच कतुंवद्धा ३-३-२७ 


९० 


संस्थास्तु समान 

स आहवनीय: स्याद 
स कपाले भ्रकृत्या 
स कुल्य: स्थादिति 
सक्षत्त स्यात्‌ 

सकृत्त्वं चेकध्यं 
सकृदिज्यां काम 
सक्दिति चेत्‌ 
सकृदा5रम्म 

सकुद्दा कारणेक 
सकृन्मानं च 
सग्रुणस्य गुणलोपे 
सतः परमदर्शनं 

सतः परमविज्ञानम्‌ 
स तद्धर्मा स्थात्‌ 
सति च नैकदेशेन 
सत्ति चाम्यासशास्त्र 
सति चोपासनस्थ 
सत्ति सव्यवचनम्‌ 
सतोस्त्वाप्तिवचन 
सत्त्वान्तरे च योग 
सस्ते लक्षणसंयोगा 
सत्यवदिति चेत्‌ 
सत्रमद्दीनश्च द्वादशा 
सत्रमेक: प्रकृति 
सत्रलिज्जं चर दर्शयति 
सत्राणि सबंवर्णा 
सत्रेगृहपत्ति 

सन्रे वोपायि चोंदनातू 
सत्सम्प्रयोगे पुरुष 

स देवतार्थ स्तत्संयो 
स दचर्थ: स्थादुमयो: 
सनिवन्ये च मृति 
स नैमित्तिक: पद्यों 


मीमांसा-दर्शन 


अन्दर 
१२-४-२६ 
00 कई; 
६०७-२५ 
जलन्यर 
&६-३-३२ 
0 5३ 
११-४-३६ 
3 
११-१-३० 
है१ ३-९ 
१०-४-३४ 
2५33 
हः२-४६ 
९३२22 
१०-प८-३े७ 
3 6 
0 28 
ड- १-३७ 
१०-२-६ 
१-६६ 
छ-श-४ 

3 3 
प-२-र४ 
हु०-६-४३ 
घ-र-३२ 
६६-१६ 
१२-४-३५ 
अपु+ कर 
ध्त् 
कन्ट्‌क 
रक्त 
१०-२-२६ 
हल 


सन्ततवचनाद्वा १२-३-२६ 
सन्तर्दन प्रकृती इनरेन्ररे 
सन्तापनमध: श्रपणात्‌ १०-१-५३ 
सन्दिग्धे तु व्यवायाद्रा 43 ४४ 
सन्दिग्धेषु वाक्यशेषात्‌ शनब-र६ 
सन्नहनण्च वृत्त १९-१:२६ 
सन्‍नहनहरणे तथेति १२-१-४५ 
सन्तिधानविशेषाद्‌ देनपन्रे६ 
सन्निधो त्वविभागात्‌ 286. 
सन्निपातस्चेद्य #-रूर३ 
सन्निपातात्तु घन 
सन्निपाते प्रधाना अर! 
सन्निपाते विरोधिना द-४-२७ 
सन्निपातेशवैगुण्या ३ कु 
सन्तिवापं च दर्श ६-६-३२, 

१०-६-्ढ€ 

स प्रत्यामनेत्स्थानात्‌ ६०३४-३० 
स प्रायात्कमंधर्म: इ-४-४ 
सम॑ तु तत्र दर्शंनम्‌ शहर 
सम॑ स्यादश्ुतित्वात्‌ १०-३-५३ 
समत्वाच्च १०-१-१८ 
समत्वाच्च तदुत्पत्ते: १०-३-१२ 
समत्वात्तु गुणाना २०-३ ४० 
समप्रदेशेविकार €्र्रेर 
समवाये चोदना ४-३-२६ 
समाख्यानां त तद्रत्‌ ३-७-१७, 
४-३-३१, १०-१-१२ 

समानयन तु मुख्य ६:(८४० 
समान वचन तद्बत ११-२-५६ 
समान: कालसाया ११-२-६० 
समानेपृरव॑वत्त्वादु ७-१-१३ 
समाप्त च॒ काले बावय॑ र्न्२े७ 
समाप्तिरविशिष्टा २-३-११ 
समाप्तिवचनात्‌ ६-४-भ३ 


समाप्तिवच्च संप्रेक्षा 
समाप्ति: पुर्ववत्वादय 
समासस्त्वेकाद 
समासे४पि तथेति 
समिध्यमानवतीं 
समुच्चयं च दर्श 
समुच्चयस्त्वदोष 
समुच्चयो वा क्रिया 
समुच्चयो वा प्रयोगे 
समुपहूय भक्षणाच्च 
समेषु कम युक्त 
समेषु वाक्यभेद: 
सम्ब्रन्धात्सवनोत्क् : 
सम्बन्धदर्शनात्‌ 

स्व वा पुरुषापनया 
सत्र च प्रयोगात्‌ 
स्वत्र तु ग्रहा 

सवंत्र यौगपद्यात्‌ 
स्वेत्वं च॒ तेघाम 
सर्वत्वभाधिकारिकम्‌ 
सर्बपृष्ठे पृष्ठशब्दात्ते 
सर्वप्रतिषेधों वा 
सर्वेप्रदानं हविष 
सर्बप्रापिणापि लिज्रेन 
सर्वमिति चेत्‌ 
सर्वमेवं प्रधान 
सर्वविकारे त्वम्यासा 


सबंबिकारो वा कत्वथें 


सर्व शक्तौ प्रवृत्ति: 
सर्वस्य चैककर्म 
सर्वेस्थ वेककर्म्यात्‌ 


सर्वेस्य वैकशब्द्यात्‌ 
सर्वस्य वोक्तकाम 


सृत्र-अनुक्रमणिका 


ख््ब्क्हू 
२-४-२३ 
१०-६-६ 
ह्-ड-४ड 
हत्३-४ 

3 ८ 
१२०३-१७ 
ई२-३२३७ 
१२-४-६ 
द-२-३ 
3 
२-१-४७ 
#-(०३४ 
दिनकर 
१०-३-७३ 
श्नरे-१४ 
१०-४-३ 
१-१९ 
१०-२-१८ 
१-२-१६ 
हम एए३ 
६४-२० 
३-४-३७ 
११-१-५२ 
१-६ 
2 
इकर-३ ३ 
१०-३-६६ 
६-रे-१ 
#४-१२ 
१०-४-४३, 
१०-६-६३ 
७-१-१ ८ 
छ्स्ज्र 


सर्वस्वा रस्य दिष्टगतौ 
सर्वाणि त्वेककार्य 
सर्वातिदेशस्तु 

सर्वार्थ वाउधानस्य 
स्वार्थत्वाच्च पुत्रार्थो 
सवार्थमप्रकरणात्‌ 
सर्वासाञ्च गुणाना 
सर्वासां वा समत्वा 
सर्व तु वेदसंयोगरात्‌ 
सर्वेश्यों वा कारणा 
सर्वे वा तदररेत्वात्‌ 
सव वा सर्वसंयोगात्‌ 
सर्वेषां चाभिप्रथनं 
सर्वेषां चैंककर्म्य 
सर्वेषां चोपदिष्टत्वात्‌ 
सर्वेषां तु विधित्वात्‌ 
सर्वेषां भावोश्य॑ 
सर्वेषां वाउविश्वेषात्‌ 
सर्वेषां वा चोदना 
सर्वेषां वा दशना 
सर्वेबां वा प्रतिप्रसवात्‌ 
सर्वेषां वा लक्षण 
सर्वेषां वा शेषत्व 
सर्वेषां वेकजातीय॑ 
सर्वेषां बैकमन्त्य 
सर्वेषामविशेषात्‌ 
सर्वेषामिति चेत्‌ 
सर्वेषु वाइभावादेक 
सर्वे्वा समवायात्‌ 

स लौकिक: स्थादु 

स लौकिकानां स्यात्‌ 
सवनीये छिद्रापिधानार्थ 
स सर्वेषामविशेष 


स स्तुतद्ास्त्रो 


रुडर 


स स्वर्ग: स्पात्‌ 

स्‌ स्वामी स्थात्‌ 
सहत्वे नित्यानुवाद 
सहस्रसंवत्सरं तदायु 
साकम्प्रस्थ स्थे 
साकल्यविधानात्‌ 
साकांझ्ष त्वेकवाक्‍्य॑ 
साम्तीनां वेष्टिपु्व 
साज्जकालश्रुति 
साज्जी वा प्रयोग 
सादन॑ चापि वेषत्वात्‌ 
साधारणो वाध्नु 
साधारण्पान्न धरुवायां 
सान्तपनीया 
साल्नाय्यं बा 
सान्नाय्यसंयोगात्‌ 
सान्ताय्याम्निषो 
सान्‍्नाय्येर्जप तथेति 
सान्‍्नाय्येष्प्येवं 

सा पशूनामुत्य 
साप्तददयवन्नि 

सा प्रकृति: स्यादर्थि 
सामस्वर्थान्तर 
सामानि मन्‍्त्रमेके 
सामान्य तच्चिकीर्षा 
सामिधेतीस्तदन्ता 
सास्‍्ना चोत्पत्ति 
साम्नो४भिधानशब्देन 
सास्नो: कंगंबुद्धघ क 
साम्युत्थाने विश्व 
सारस्वते च दर्शनात्‌ 


सारस्वते विप्रतिषेवा : 


सारूप्यात्‌ 
सावेकाम्यमज़ुकार्म: 


मीमांसा-दर्शन 


४-३-१५ 
६-ऐे-२३ 
११-४१५ 
६-७-३१ 
अन्पह 8 
११-१-४८ 
३-१-२० 
६-३० ३० 
हज्न्ण्ह् 
११-रू३े० 
१०-५-७३ 
११०३-५८ 
बे-भ-६ 
४-१-३० 
८२-१३ 
६-५-२१ 
४-२५ 
६-४७ 
१२-४-४५ 
१०-हे-४५ 
१०-५-३ ३ 
६-७-रे& 
१०-४-१४ 
एप 
'दल्डुन्रज 
रेन्फनशश 
१०-४-२३ 
७-२-१ 

& कै: 844 
ध्न्श्न्श्श्‌ 
६-६-रे८ 
२४-२७ 
०४-२५ 
४-३-२५ 


सावंरूप्याज्च 

सा लिज्ञादात्विजे 
सिड्चिते त्वग्नि 
सुत्याविवृद्धी सुब्रह्म 
सुब्रह्मप्या तु तन्त्रं 
सूक्तवाके च काल 
सोमयानात्तु भ्रापर्ण 
सोमझचकेषामम्त्था 
सोमान्‍्ते च 
सोमेध्वचनाद्‌ भक्षो 
सौवामण्यां च भ्रहेषु 
सौधन्वनास्तु हीन 
सौभरे पुर्षश्रुते 
सौमिके च कृतार्थ 
स्तुतशस्त्रयोस्तु 
स्तुतिव्यपदेशमज़े 
स्तुतिस्तु शब्द 
स्तोत्रकारिणां वा 
स्तो भस्पेके द्रव्यान्त 
स्तोमविवुद्धौं बहिष्प 
स्तोमवृद्धी त्वधिक 
स्तोमबृद्धौ प्राकृता 
स्तोमस्य वा 
स्थपतिरनिषाद: 
स्थपतिवल्लौकिके 
स्थपतीष्टि: प्रजावद 
स्थानाज्च पूर्व॑स्य 
स्थानाच्छोत्पत्ति 
स्थानात्तु पूर्वस्य 
स्थानाद्वा परिलुप्ये 
स्थाणी ठु देशमात्र 
स्मृतिरिति चेत्‌ 
स्मृतेर्वा स्थाद्‌ 
स्थाज्जुहप्रतिषेघ 


४-४-१० 
शत 
भन्रेनर९ 
प्छ्ड्् 
/ 5 5 2 
$% 22: 
इैलस-ैछ 
प्द४- ५ 
११-३-६ 
52020 
कै 5... 
६-१-१० 
ऋचरलरत 
४-२-२० 
88 0 | 
१०-६-४३ 
१-२-२७ 
हेतश-२५ 
शलरन्दूड 
औ-रे-७ 
र०४-१थ 
१०--१४५ 
१०-६-१३ 
६-१-११ 
ह्न्प-१्र 
द-प-२० 
३-६-१ ६ 
४-१-१३ 
बल्एएछ 
श्चलनर६ 
$ 30% 
७-१-१० 
(२-४-४हे 
ड- १-४५ 


स्यात्तद्धमंत्वात्‌ 
स्पत्तस्य मुख्यत्वात्‌ 
स्यात्पौर्ण मारीवत्‌ 
स्यात्यकृत्रिलिज्धा 
स्पाट्ययोगनिर्देशा 
स्पातृश्रुति लक्षणे 
स्थादनित्यत्वात्‌ 
स्पादर्थचोदितानां 
स्यादर्थान्तरेष्व 
स्थादिज्यागामी 
स्थादुगुषर्थत्वात्‌ 
स्पायोगाख्या हि 
स्पास्लिज्रूभावात्‌ 
स्थाद्रा आवाहनस्प 
स्थाद्ाओता रम्य 
स्पाद्माध्न्याथंदर्श नात्‌ 
स्माद्बाउस्यभ्ष॑योगव्त्‌ 
स्याद्ा कारणभावाद 
स्पाह्य कालस्य 
स्थाद्वा द्रव्यचिकीर्षायां 
स्याद्रा द्रव्यामिघानात्‌ 
स्थाद्ानिर्धानदश नात्‌ 
स्याह्ना प्रत्यक्ष 

स्याद्वा श्रसपिकस्य 
स्पाद्वा प्राप्तनिमित्त 


स्याद्ा यज्ञार्थ 
स्थाद्वा विधिस्तदर्थन 
स्याद्वा होत्र 
स्पाद्िचार्यत्वायथा 
स्याद्विशये तन्‍नयाय 
स्याद्वो भयो: प्रत्यक्ष 
स्याद्‌ व्यपदेशात्‌ 
स्पुर्वारर्थ वादत्वात्‌ 


सूत्र-अनु क्र णिका 


१०-४-२६ 
४-१-३६ 
है 3 
सेफ-टी४ 
११-३-२३ 
६-३-३३ 
३-३० 
१०-५-२१ 
७-२-२० 
६-४-२१ 
ह०-४-४० 
ईैल्कल्प 2 
द-१ै-३० 
१०-४-४१३ 
हनन 
रे-श-२० 


स्पुर्वा होतृकामा: 
खुगभिघारणाभावस्य 
स्नौवेण वाआ्युघ 
स्वकाले स्थाद 
स्वदाने सर्वमविशे 
स्वप्ननदीतरणा 
स्वयोनी वा 
स्वरसामेककपा 
स्वरस्तृत्पत्तिषु 
स्वरस्थेति चेत्‌ 
स्वरुद्नाप्ये कदेश 
स्वरुस्तन्त्रापवर्ग 
स्वरुस्त्वनेकनि 
स्वरदृशं प्रति वीक्षणं 
स्ववत्तमपि दर्श 
स्ववत्तोस्तु बचना 
स्वस्थानत्वाच्च 
स्वस्थानविवृद्धि 
स्वस्थानात्तु विवृद्धि 
स्वाध्यायवद्गचनात्‌ 
स्वाभिश्च बचने 
स्वाभिकर्मेपरिक्रय: 
स्वामित्वादितरेषा 
स्वामिनि च द्शना 
स्वामिनों वा तदब॑त्वात्‌ 
स्वामिनो वैकशब्दद्यादु 
स्वामिसप्तदशा: कर्म 
स्वाम्यास्या: स्युगृंह 
स्वार्थेत्वाद्या व्यवस्था 
स्वार्थें वा स्थात्‌ 
स्वार्थेन च प्रयुक्तत्वा 
स्विष्टकृत्‌ श्रवणात्‌ 
स्विष्टक्ृति भक्षण 
स्विष्टकृदावपि 


ब्द्क्रु 
हुलरन्कह 
३े-प-२६ 
६३-२६ 
३-७-३८ 
१०-६-५५ 
€-२-५० 
७-२-३े 
६-छरे१ 
१२०३-०६ 
६००७-३४ 
१०-४-३६ 


र्डड 


स्विष्टकृहेवतान्य 


हृ 
हरणे जुहोतियों 
हरणे वा श्रुत्येसंयोगा 
हविगंणे परमुत्त रस्य 
हविधनि निर्वापणार्थ 
ह॒विमेंदात्‌ कमंणो 
हविषा वा नियम्येत 
ह॒विषो वा गुणभूत 
ह॒विष्कृत्सवनीयेषु 
हविष्कृद श्रिगुपु रो: 
हारियोजने वा 


मीमांसा-दर्शन 


१०-४-३२ 
७385. 
४- १-८ 


४-२-१० 
१०-६-८० 
क-रे-१ 
१२-१-१४ 
१०-७-३ 
७७४४] 
१०-प-३४ 
/ ७ 0२8 
११-४-१५ 
३-५-२८ 


हिरण्यगर्म: पूर्वस्य 
हिरिण्यमाज्य धर्म 
हेतुत्वाच्च 
हेतुदर्शनाच्च 
हेतुमात्रमदन्तत्वम्‌ 
हेतुर्वा स्थादर्थ 
होता वा मन्‍्त्रवर्णात्‌ 
होतुस्तथेति चेत्‌ 
होमा5मषवाम्यां 
होमात्‌ 
होमाभिषवमक्षणं 
होमास्तु व्यवतिष्ठे रन्‌ 
होत्रास्तु विकल्पे 
होते पराथ॑त्वात्‌ 


(8 |8| 


१०-३-१३ 
घ-१-३५ 
४-१-३५ 

श्न्सेड 
३-३४ 
१-२-२६ 
३-५-२७ 

१२-१-४० 
३-५-३२ 
३-५-४६ 
६-४-२४ 
३-४-२६ 

१२-३-३६ 

१२-४-४० 


